राधास्वामी सहाय 


प्रेम पत्र राधास्वामी 


भाग पहला 


राधास्वामी दयाल की दया 
राधास्वामी सहाय 


राधास्वामी गाय कर जनम सुफल कर ले 
यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले 


प्रेम पत्र राधास्वामी 
पहला भाग 
जिसको 


परम सन्त सतगुरु हुजूर महाराज ने 
ज़बान मुबारक से फरमाया 


बारहवी बार) सन्‌ 208 (000 प्रतियाँ 


प्रकाशक 
राधास्वामी ट्रस्ट, 
स्वामीबाग, आगरा 282005 


पहली बार 
दूसरी बार 
तीसरी बार 
चौथी बार 
पॉचवी बार 
छटी बार 
सातवीं बार 
आठवीं बार 
नवीं बार 
दसवीं बार 


सन्‌ 893 
सन्‌ 949 
सन्‌ 936 
सन्‌ 952 
सन्‌ 962 
सन्‌ 973 
सन्‌ 980 
सन्‌ 985 
सन्‌ 997 
सन्‌ 992 


000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
2000 


प्रतियाँ 
प्रतियाँ 
प्रतियाँ 
प्रतियाँ 
प्रतियाँ 
प्रतियाँ 
प्रतियाँ 
प्रतियाँ 
प्रतियाँ 
प्रतियाँ 
प्रतियाँ 


ग्यारहवी बार सन्‌ 200] 5000 


बारहवीं बार) सन्‌ 208 (000 प्रतियाँ 


(द्वि-शताब्दी सस्करण) 


50 रुपये 


सगणक लेखक : 
कोमल डेस्क टॉप प्रिंटिंग, 
रामकृष्ण नगर, तुमसर 449॥2 


मुद्रक : 

इमेजिनेशन डिजाइस, 509/8 एटलान्टिस हाईट्स 
साराभाई मेन रोड, वडीवाडी, वडोदरा 390047 
फोन 0265-2337808 मो 9898707808 


राधास्वामी मौज से प्रेमपत्र जारी।। 
दृढ़ विश्वास होय चरन में और प्रीत गाढ़ी।। 
सुमिरन ध्यान और भजन मे नित नया आनद पाय।। 


सतसगी सब उमँग २ राधास्वामी महिमा गाय।। 


कं 


प्रेम पत्र पहला भाग जो कि पहली मई सन्‌ १८९३ ईसवी 


से ३० अप्रैल सन्‌ १८९४ ईसवी तक समाप्त हुआ 
उसके बचनों का 
सूचीपत्र 
सुरखी यानी खुलासा मजमून बचन 


ड की महिमा 

भक्ति मार्ग की महिमा 

परमार्थ में जो जो विघ्नकर्ता हैं, उनका हाल 
परमार्थ की कमाई में खास तीन विघ्नो का हाल 
अभ्यास में विघ्न और उनके दूर करने का जतन 
उपदेश सतगुरू और सत भक्ति का 

चितावनी 

भेद मत का 

उपदेश शब्द के अभ्यास का 

सतसगियों की रहनी का वर्णन 

सत सतगुरू की महिमा और सुरत शब्द अभ्यास की बड़ाई 


भेद नाम का 
सतसंग की महिमा 
भक्ति की महिमा 


सच्ची सरन और सच्ची करनी के लिए किन बातों का पहिले 
निर्णय करना चाहिये - ¬ ७३ 
वर्णन दर्जों का जो संतों ने रचना में मुकर्रर किये हैं और बड़ाई 
सत मत की --- ८२ 


हर ७ 


१८ 


१९ 
२० 


२९ 


२२ 


९२ 


शड 


२१ 


२६ 


२७ 


९८ 


| २] प्रेमपत्र राधास्वामी पहला भाग... | पत्र राधास्वामी पहला भाग 
सुरखी यानी खुलासा मजमून बचन 
मालिक के चरनों में भय भाव और अदब ---- ८८ 
जो लोग कि सिवाय सत मत के अभ्यास के और और काम 
परमार्थी कर रहे हैं, उनको क्या फायदा होगा -- ९३ 
सत मत में जाहिरी यानी बाहरमुख कार्रवाई -- -- ११४ 
नेत्र के स्थान से सुरत को अंतर में चढ़ाना यही सच्चा मार्ग उद्धार 
का है - ¬ १२६ 
सब जीवों को अभ्यास सुरत शब्द का वास्ते कल्यान और उद्धार 
अपने जीव के करना चाहिये - -- १३३ 
पुरुषार्थ और प्रारब्ध यानी मौज अथवा तदबीर और तकदीर 
१३९ 
परमार्थ में गुरू की जरूरत और उनकी किस्म और दर्जे और भेद 
१४४ 
परमार्थी कार्रवाई और अभ्यास का उतार और चढ़ाव, पिछले वक्तों 
से अब तक --- १६६ 
अभ्यास में तरक्की की परख और पहिचान और वर्णन उन सजमों 
का जिन से अभ्यास दुरुस्त बने - ¬ १७६ 


परमार्थ की जरूरत हर एक जीव को और संतों के उपदेश का 
सच्चा और पूरा फायदा - - १८४ 


जवाब थोड़े से सवालों के जो एक सतसगी ने भेजे-- -- १९० 


रचना का वर्णन कि आदि में कैसे हुई - - १९८ 


राधास्वामी मत क्या है और उसके अभ्यास सुरत शब्द मार्ग का 
फल क्या है SO 


सुरत को भी अहार और रस देना चाहिए जेसे तन मन और 
इन्द्रियों को दिया जाता है - - २०९ 
सुरत शब्द मार्ग के अभ्यास से मन और इन्द्रियों का काबू में आना 

२१३ 


|. सूत्र... [३ | 
सुरखी यानी खुलासा मजमून बचन 

र का प्रबल झुकाव ससार की तरफ और उसकी तरगों के 
रोकने की जुगत इः” 0006 
सच्चे और पूरे गुरू की पहिचान जल्द नहीं हो सकती इस वास्ते 
पहिले उनके साथ साध भाव का बरताव करे और सतसंग और 
अभ्यास करे जावे, तब कोई दिन में कुछ कुछ परख आती जावेगी 

२२३ 
जीवों पर सच्चे मालिक की दया का हाल और वर्णन उनकी 
गफलत और बे-परवाही का उसकी तरफ से, और मुनासिब और 
लाजिम होना हर एक जीव पर, उस दया की परख करके, उससे 
सत सतगुरु के बचन के मुवाफिक कमाई करके, अपने सच्चे 
उद्धार का फायदा हासिल करना - ¬ २३० 
वर्णन हाल सच्चे परमार्थी जीवों का और दर्जे उन की प्रीत और 
प्रतीत के, सत्तपुरुष राधास्वामी दयाल और सच्चे गुरू के चरनों 
में, और यह कि कैसे यह प्रीत और प्रतीत दिन दिन बढ़ती जावे 

२४४ 
धर्म और कर्म का बयान -- -- २५८ 
मन और इच्छा का बयान -- २६३ 
मन की भूल भरम और गफलत और बे-परवाही -- - २७२ 
मन और इन्द्रियो की चाल और उनकी सम्हाल -- -- २७९ 


स्वार्थ और परमार्थ यानी दुनिया और दीन के कामों का बयान 


२८४ 


मन और सुरत का खिलना और .खुश होना और कभी भिचना और 
दुखी होना, अभ्यास की हालत में २८८ 


करनी और सरन का वर्णन -- -- ३०५ 
अभ्यास के खास विघ्नों का वर्णन और उनके दूर करने और 
अभ्यास की तरक्की की जुगत - -- ३१० 
राधास्वामी मत की सहज जुगत का सहज अभ्यास -- -- ३२१ 


ड 


४६ 


| ५] प्रेमपत्र राधास्वामी पहला भा | पत्र राधास्वामी पहला भाग 
सुरखी यानी खुलासा मजमून बचन 
सवालात एक सतसगी की तरफ से और उनके जवाबात 
-- -- ३२८ 


जो सवाल कि सफे २७४ पर लिखे हैं उनके जवाब .खुलासा तौर 
पर -- -- ३३० 


सवाल जवाब -- -- ३४० 
सत्तपुरुष राधास्वामी दयाल से जान पहिचान और मुहब्बत करना 
६ जे ॥] 


सच्ची और पक्की प्रतीत और पहिचान सच्चे मालिक राधास्वामी 
दयाल की -- -- ३४९ 


अर्थ शब्द सार बचन छद बद-गुरु अचरज खेल दिखाया 
Coot 
संत अथवा राधास्वामी मत की निंदा का सबब और निन्दकों का 
हाल 6 
अर्थ शब्द सार बचन छद बंद-अंत हुआ जग माहि-- -- ३८९ 


अर्थ शब्द सार बचन छद बद-गुरु उलटी बात बताई 
9 

अर्थ शब्द सार बचन छद बद-सुनरी सखी इक मर्म जनाऊं 
- -- ३९४ 


राधास्वामी मत का अभ्यास और उसका फल -- -- ३९६ 
राधास्वामी मत के अभ्यासियों को दुनियादारों और दूसरे मतों के 
लोगों से और खास कर बाचक ज्ञानियों और सूफियों से किस 
तरह बरताव करना चाहिये -- -- ४०२ 


राधारवामी दयाल की दया 


राधास्वामी सहाय 


प्रेस पत्र राधारवामी 


पहला भाग 


बचन पहला 
सरन की महिमा 


१ - राधास्वामी दयाल को कुल्ल मालिक और सर्व 
समरथ और कुल्ल दयाल और सर्व प्रेरक समझ कर 
उनके चरनो की सरन इस तौर पर लेवे कि जो काम 
करे उस का फल मौज पर रक्खे। जैसी मोज हो उसमे 
राजी हो और जिस कदर बन सके, भजन सुमिरन और 
ध्यान और पोथी का पाठ और सेवा और सतसंग करता 
रहे और भरोसा दृढ़ करके दया का रक्खे। इतने में 
कुल्ल जीवों का जो इस तौर पर बर्ताव करे, गुज़ारा 
मुमकिन है। जो करतूत करे, अगर उसका फल मौज 
पर छोड़ दे तो बंधन नहीं होगा। करम करता हुआ 
निःकर्म हो जावेगा । और अतर में अभ्यास करके जब 
ऐसी सरन दृढ़ करी है तो दया का आसरा लेकर जो 


| २ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


कुछ पिछले और संचित कर्म हैं, आहिस्ता आहिस्ता 
कट जावेगे और मौज के आसरे पर जो कर्म करेगा तो 
क्रियावान कर्म नही लगेंगे और प्रारब्ध कर्म का भी जोर 
बहुत कम हो जावेगा। इस तरह पर सहज गुजारा और 
उद्धार मुमकिन है। इस रीति से तीनों किस्म के कर्म 
अपने जीते जी कटते हुए देख सकता है और 
राधास्वामी दयाल के चरनों का निशाना बाँध कर और 
इरादा ऐसा पक्का कि वही पहुँच कर ठहरू,, और कही 
न ठहरूं, करके, अभ्यास करे और दिन दिन चरणों में 
प्रीति प्रतीत बढ़ावे और ससार की तरफ से चित्त को 
(जरूरत के मुवाफिक तवज्जह रख कर) हटाता जावे 
तो एक या दो जन्म में धुर मुकाम पर पहुँचना मुमकिन 
है और जो कुछ कसर रही तो तीन जन्म में। मगर जो 
जन्म इसको इसके बाद मिलेगा, वह हाल के जन्म से 
बेहतर होगा यानी कमाई ज्यादा बनेगी और दुनिया का 
आराम भी ज्यादा मिलेगा और सतगुरु से जरूर मिलेगा 
और उनका सलसग एक दो रोज़ करने मे ही इस जन्म 
की कमाई खुल जावेगी और जितने दिन कि चोला 
छोड़ने और देह धरने मे गुज़रेगे, तब तक ऊँचे स्थान 
पर रहेगा और सतगुरु के दर्शन और बचन मिलेंगे और 
फिर दूसरे जन्म में भी दर्शन सतगुरु के मिलेंगे और 
सलसग भी मिलेगा और जिस कदर कि कमाई पहले 
जन्म मे कर चुका है, उसके आगे से कमाई करना शुरू 
करेगा। इस तरह पर जन्म धरने मे किसी तरह का हर्ज 
और नुकसान नहीं है बल्कि खुशी की बात है कि काम 
पूरा होवे और धुर मुकाम पर बासा पावे। यह सरन 
जिसका जिकर ऊपर हुआ, दरजा अव्वल की सरन है। 
| हर एक शरञ्स को चाहिए कि इसके मुवाफिक सरन | 


| १] शहलाभाग [ ३ | भाग 


लेवे और अभ्यास करे। जिस दरजे की सरन होगी 
उसी कदर फायदा जीते जी और अन्त समय पर 
मालूम होगा। सरन मे दरजे बहुत हैं, मगर अपनी परख 
कि किस दरजे की सरन हासिल है, आप कर सकला 
है यानी जिस कदर मौज पर राजी हो और जिस कदर 
दया का भरोसा करके अभ्यास में लगे, उसको मालूम 
करके परख हो सकती है। पूरी सरन वाले का एक ही 
जन्म मे काम बनेगा और बाकी जिस कदर सरन कम 
होगी उसी कदर देर होगी। 


२ - जैसे कि सुरत हर एक देह में बैठ कर कुल 
देह की कार्रवाई अपनी धारो की ताकत से करती है 
और कुल देह मे प्रेरक वही है, इसी लरह से राधास्वामी 
दयाल कुल सुरतों के ताकत देने वाले और प्रेरक हैं 


और हर एक के घट में अंग संग मौजूद हैं। इस से 
उनका सर्व समरथ होना साबित है। फिर इस तरह 
प्रतीत करने में कोई दिक्कत मालूम नहीं होती है। 
लेकिन मन का कायदा है कि यह अपनी चतुराई और 
लतदबीर से बाज नही आता और पूरा-पूरा भरोसा 
राधास्वामी दयाल की दया का नहीं करता। वजह 
इसकी यह है कि जिस काम मे या जिस चीज मे 
इसका बधन विशेष है, उस काम के करने मे पूरा पूरा 
भरोसा दया का न लाकर अपना जतन और लदबीर 
जरूर करता है और जो इसकी मरजी के मुवाफिक 
काम न होवे तो रूखा फीका या दुखी होकर ऐसा 
ख्याल करता है कि अगर फलों तदबीर करता तो काम 
दुरुस्त होला या फला बात के मेरे करने में कसर रह 
गई और मौज को भूल जाता है और उसके साथ 
सुवाफिकल नही करला। 


| ४ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 

३ - जो ऐसे मन हैं, वह पूरी तौर पर सरन का 
भरोसा नही रखते। वे चाहते है कि राधास्वामी दयाल 
उनकी ख्वाहिश के मुवाफिक हर एक काम को पूरा करें 
और जो ऐसा नही होता तो मौज का आसरा छोड़ कर 
अपनी लदबीर में जहाँ तक बनता है, कोशिश करते हैं। 
ऐसी सरन कसर वाली है। मगर जो इरादा पूरी सरन 
लेने का सच्चा और पक्का है और मेहनत और अभ्यास 
करता रहेगा तो एक दिन पूरी सरन हासिल हो जावेगी। 
ऐसी सरन दृढ़ करने के वास्ते किसी कदर बैराग 
ससार के पदार्थ और भोगों से जरूर है। जरूरत के 
मुवाफिक चाह उठानी चाहिये और फिज़ूल और बे 
जरूरत चाह जिस कदर हो सके, रोकनी और हटानी 
चाहिये। और मालूम होवे कि जलन करना मना नही है, 
पर मौज के आसरे करना चाहिये ।। 


४ - हाल के कर्मो के फल की प्राप्ति में पिछले 
कर्मो का असर सग रहता है। जो पिछले कर्म दुरुस्त 
है तो हाल की करतूत दुरुस्त पड़ेगी, नहीं तो उसके 
फल के मिलने में कमी और बेशी जरूर होगी । हरचन्द 
कि राधास्वामी दयाल हर वक्‍त मददगार है, लेकिन हर 
काम जीव की मरज़ी के मुवाफिक नही हो सकता और 
जो पिछले कर्म नाकिस यानी दुखदाई हैं तो उनका 
फल भी ज़रूर थोड़ा या बहुत भोगना पड़ेगा। इसमें 
घबराना नहीं चाहिये। जब तक कि ससार की आशा है, 
तब तक कर्मो का असर रहा आवेगा। जब ससार से 
निराश हो जावेगा तो करम का बंधन नहीं रहेगा ।। 


सवाल १ - जो सिफ परमार्थ की चाह रखता हे 
और ससार की कोई आस नही हे तो उसको भी पिछले 


2 


| २] पला भागा [ ५ | भाग 
करमों का भोग भोगना होगा या क्या? 


जवाब १ - जिसने सच्ची और पूरी सरन ली है 
और संसार से सच्चा निराश हो गया है, उसको जो 
कुछ आराम या तकलीफ आवे, वह राधास्वामी दयाल 
की मौज से होगी और उसमें उसका परमार्थी फायदा 
यानी सफाई मन और सुरत की और चढ़ाई ऊँचे देश 
की तरफ मंज़ूर होगी।। 


सवाल २ - जब कोई सरन में आ गया तो क्या 
फिर भी काल के साथ डोरी लगी रहेगी? 


जवाब २ - जिस ने सच्ची ओर पूरी सरन ली है तो 
डोरी काल के साथ नहीं रहेगी। मगर करजा जो पिछले 
करम का है, ज़रूर दिलवाया जावेगा, लेकिन मुलायमत 
के साथ यानी मन भर का सेर भर और ऐसा जीव 
आइन्दा को यानी हाल के जन्म में काल से व्यवहार 
नहीं बढ़ावेगा और काल के साथ व्यवहार से यह 
मतलब है कि ससार के भोगो की आशा मन में रख कर 
उन की प्राप्ति के लिये जतन करना और मौज का 
आसरा छोड़ देना। | 


बचन २ 
भक्ति मार्ग की महिमा 


१ - संतों ने भक्ति मार्ग की महिमा विशेष की है 
और यह कहा है कि भक्ति मार्ग दयाल मत और गुरु 
मत है और जिस मत में प्रेम और भक्ति नहीं है, वह मन 
मत है। कोई २ मत ऐसे भी है जहाँ कुछ भक्ति और प्रेम 


| ६ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 
है मगर वह सूरतो और जड़ निशानों मे भूले हुए हैं और 
सच्चे मालिक का पता और खोज बिलकुल नहीं है। 
सन्तों ने सिफ उस भक्ति की महिमा की हे जो सच्चे 
मालिक के चरनों में होवे और अन्तर में अभ्यास कर के 
भगवन्त से मिलने का इरादा होवे। ऐसी भक्ति सतगुरु 
द्वारा हासिल होगी क्योंकि कुल मालिक का भेद देने 
वाले सन्त सलगुरू ही हैं। 


२ - और जानना चाहिये कि कुल्ल मालिक 
राधास्वामी प्रेम स्वरूप है और सत्तपुरुष भी प्रेम स्वरूप 
हैं और आत्मा परमात्मा और ब्रह्मा और पारब्रह्मा भी प्रेम 
रूप और सतगुरु भी प्रेम स्वरूप और जीव भी प्रेम 
स्वरूप हैं। बगेर प्रेम के सच्चे मालिक से मिलना नहीं 
हो सकला । आपस में इतना फर्क है कि राधास्वामी 
दयाल कुल्ल मालिक प्रेम का सोत और पोत है यानी 
खजाना और भन्डार और सत्तपुरुष प्रेम का सिन्ध है 
और ब्रह्मा और पारब्रह्म प्रेम की लहर है और जीव प्रेम 
की बूँद है। जीव के साथ इच्छा लगी हुई है और ब्रह्म 
के साथ माया लगी हुई है। सिन्ध यानी सत्तनाम पद में 
माया बहुत कम है, मगर सिन्ध के साथ सिन्ध रूप हो 
रही है पर सोत पोत में यानी राधास्वामी पद में माया 
का नाम और निशान बिलकुल नही है। जो कोई सच्चा 
उद्धार और सच्ची मुक्ति चाहे उसको प्रेम अग लेकर 
सच्चे मालिक का पता लगाना चाहिए और सच्चे मालिक 
का पता सतगुरु यानी भेदी गुरू से मिल कर मालूम 
होगा और जब सतगुरु मिल जावे और सच्चे मालिक 
का पता और भेद मालूम हो जावे तो उसको चाहिये कि 
सुरत शाब्द योग का अभ्यास करके अन्तर मे चढ़ाई करे 


| २] पहला भागा [ ७ | भाग 


यानी सुरत को शब्द में लगावे जिस की धुन की धार 
सत्तपुरुष राधास्वामी दयाल के देश से आती है और 
घट २ में मौजूद है। उसी धार पर सवार होकर 
सिन्ध में और सोत में पहुँचे और जब वहाँ पहुँच जावे, 
उसी का नाम सच्ची मुक्ति और सच्चा उद्धार है। 


३ - मालूम हो कि जो शाब्द की धार है, वही नूर 
और जान की धार है और वही प्रेम की धार है और 
सुरत उसी धार के साथ उतर कर पिंड के नाके पर 
बैठी हुई है। इसी मुकाम से उसको अव्वल समेट कर 
और फिर चढ़ाई कर के निज घर मे पहुँचना होगा और 
यही संतों का मत है। ऐसे उद्धार के हासिल करने के 
वास्ते या तो ऐसे सतगुरु का मिलना जरूर है जो घुर 
मुकाम तक पहुँचे हुए हो या ऐसे साध का जो सतगुरु 
से मिल कर धुर मुकाम के पहुँचने की साधना कर रहे 
हों। इन दोनों में से जो मिले, उस से जुगल दरियाफ्त 
कर के और उसके ब-सूजिब अभ्यास कर के घर 
पहुँचना मुमकिन है और प्रीति के साथ उनका बाहर से 
सलसग करना चाहिए ।। 


४ - संतों के घर का भेद किसी और मत में नहीं 
है और न सिवाय सतगुरु के या जिस को वे बतावे, 
दूसरा उस से वाकिफ है। और जितने मत दुनिया में 
है, सब का सिद्धांत संतों के देश से बहुत नीचे है यानी 
ब्रह्म और पारब्रह्मा पद के आगे कोई नहीं गया। यह 
दोनो स्थान ओर बाकी नीचे के मुकामात मिस्ल सहसदल 
कॅवल और छठा चक्र वगेरा माया के घेर मे है ओर जो 
कोई अभ्यास करके इन मुकामो तक पहुँच कर ठहर 
गये या ठहर जावेगे, वह माया की हद के पार नहीं 


| ८ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 
जावेंगे और इस वास्ते जन्म-मरण से भी नही छूटेंगे 
क्योकि माया के गिलाफ बारीक या स्थूल सुरत पर चढ़े 
हुए हैं और वही गिलाफ सुरत की देह हो रहे हैं, इन 
गिलाफों से छुटकारा बगैर माया के देश के पार जाने 
के किसी सूरत में मुमकिन नहीं है। यह गिलाफ हमेशा 
बदलते रहते हैं। इसी बदलने का नाम जन्म-मरण हे 
जितने मत कि दुनिया में जारी है और जिनका सिद्धांत 
कि माया की हद मे है, यह सब मन के मत कहलाते 
हैं क्योकि यह देश मन और माया का है, ब्रह्माडी मन 
और ब्रह्माडी माया का या पिंडी मन या पिंडी माया का। 
जिस मत में भक्ति सच्चे मालिक की नहीं है, वह 
छिलके के मुवाकिफ है यानी बीज से खाली है। उसमें 
सच्चा उद्धार किसी सूरत में हासिल नही होगा। इस 
वास्ते सत मत में सतगुरु और शाब्द की भक्ति पर 
ज्यादा ज़ोर दिया गया है और जो कि घुर मुकाम तक 
पहुँचे हैं, उन का ही नाम सतगुरु है और शब्द उनका 
निज रूप है, गोया शाब्द ने ही देह धरी हे। इस वास्ते 
यही भक्ति सच्ची है। जब ऐसी भक्ति अतर और बाहर 
करके सुरत सत देश मे पहुँचेगी, तब कारज इसका 
पूरा होगा । बाहरमुख भक्ति या और किसी मुकाम तक 
की अन्तरमुख भक्ति जो माया के घेर में है, करने से 
सच्चा उद्धार और सच्ची मुक्ति हासिल नही होगी। इस 
वास्ते इस किस्म की भक्ति को सतो ने नही पसन्द 
किया है।। 


५ - और मालूम हो कि सिवाय शब्द के अभ्यास के 
अन्तर में ब्रह्माड की हद्द के परे चढ़ाई मुमकिन नही है। 
जिस मत में निशाना संतों के देश का नहीं है और न 
चढ़ाई है तो जो शब्द का अभ्यास भी करते होवें तो भी | 


| ३] शपहलाभाग [ 8 | भाग 


उससे सच्ची मुक्ति और सच्चा उद्धार हासिल नहीं 
होगा । जो कोई पातजलि योग शास्त्र के ब-मूजिब दस 
प्रकार के शाब्द अन्तर में सुनते हैं और उस में मन 
एकाग्र होकर रस पाता है, पर जो चढ़ाई का भेद और 
जुगल नही है यानी न तो पता मालूम है कि कौन शब्द 
की आवाज़ किस मुकाम से आती है और न किसी तरह 
उस मुकाम तक रास्ता तै करना चाहते हैं तो भी सच्चा 
और पूरा उद्धार नही हो सकता है यानी इस तरह शब्द 
के अभ्यास से जीव का देश यानी मुकाम ओर हाल नहीं 
बदलेगा । खुलासा यह कि माया के देश से जहाँ जन्म 
और मारण जारी है, न्यारा न होगा। इस वास्ते जो जीव 
अपना सच्चा उद्धार चाहते है, उनको मुनासिब है कि 
सतगुरु का खोज करके उन की सरन लेवे और सुरत 
शब्द योग का भेद और जुक्ति दरयाफ्त कर के अभ्यास 
शुरू करें और सतसग करके सतगुरु से प्रीति बढ़ावें 
और निज स्वरूप राधास्वामी दयाल के चरनो मे प्रीति 
और प्रतीत बढ़ाते जावें। लब आहिस्ता २ एक दिन 
सुरत कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल के चरनों में 
पहुँच जावेगी और पूरा काम बन जावेगा ।। 


बचन तीसरा 
परमार्थ में जो जो विघ्नकर्ता हैं, 
उनका हाल 
१ - परमार्थ के हासिल होने में सबसे ज्यादा 


विघ्नकर्ता ससार के भोगों की चाह है और मन में मान 
और ईर्षा का होना। भोगों की चाह ब-निस्बल भोग | 


| १० | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


करने के ज्यादा विकार करती हे। इस से परमार्थी को 
मुनासिब है कि फिजूल चाह भोगो की न उठावे, नहीं 
तो वह भजन में रस नहीं पावेगा क्योंकि भजन के वक्त 
उसका मन गुनावने भोगों की उठावेगा और जो मान 
और अहंकार की जगह दीनता चित्त में लावे तो प्रेम 
हिरदे में दिन दिन बढ़ता जावेगा। मालिक और सतगुरु 
के चरनो में तो थोड़ी बहुत दीनता कर भी लेवे मगर 
जीवों के साथ दीनता से बरतना मुशकिल है। जिसके 
मन में सच्ची चाह परमार्थ की है और सतगुरु और 
शाब्द के रूबरू सच्चा दीन अधीन है, तो उसको आम 
तौर पर सच्ची दीनता आती जावेगी और परमार्थ मे 
शामिल होकर मन में ईर्षा को तो बिल्कुल रखना ही 
नही चाहिए । अगर परमार्थ की चोप उसके हिरदे मे 
पैदा होवे तो वह फायदेमंद होगी यानी जो सच्चे 
परमार्थी को देखकर यह इरादा करे कि हम भी ऐसी 
सेवा और प्रेम और परमार्थ की कमाई करे, यह मुफीद 
है। मगर एक की तारीफ सुन कर जलना और बैर 
विरोध करना और उसकी तारीफ को काटना सख्त 
विघ्न परमार्थ में डालता है।। 


२ - परमाथी को चाहिए कि हमेशा अपने वक्त की 
सम्हाल रवकखे, और उसको बे-फायदा यानी फिज़ूल 
कामों मे खर्च न करे, अपने उद्यम यानी नोकरी वगेरा 
में उतना ही वक्त खर्च करे जिस कदर कि उसमे 
जरूर है और अपने घर बार और देह के कामों में 
मुनासिब वक्त लगावे, और बाकी वक्‍त भजन सुमिरन 
ध्यान पोथी का पाठ मनन विचार और परमार्थ की बात 
चील में खर्च करे, इसमे तरक्की उसके परमार्थ की 
` होती जावेगी । | 


2 


| ३] पहला भाग. [ ११ | भाग 
३ - ससारी लोगों से जिनके दिल में ससारी 
बासना बहुत भरी हुई हैं, मेल कम रवसे क्योंकि वह 
इधर उधर की बाते और पिछले हाल सुना कर दुनिया 
और उसके भोगों की याद पैदा करायेगे और उसके 
चित्त को दुखी कर देंगे और ऐसी तरगे ओर हालत और 
बासना परमार्थी के अभ्यास मे विघ्न यानी खलल 
डालेंगी। जो कोई सलसग मे आकर ससारी बाते 
सुनाते हैं, निहायत ही अभागी हैं। क्या उनको घर में 
फ़ुरसल इस काम के लिये काफी नहीं मिलती है? और 
उनसे ज्यादा अभागी वह लोग हैं, जो उनकी बाते चित्त 
दे कर सुनते है और अपने वक्‍त की कदर नहीं 
जानते। | 
४ - जो कोई किसी की बुराई बे-मललब तुम्हारे 
सामने करता है तो ख्याल करना चाहिये कि वह लुम्हारी 
भी बुराई दूसरे के आगे करेगा। यह आदत परमार्थ में 
बड़ा विघ्न डालती है और ऐसा शार्स मुफ्त में अपने 
को पापी बनाता है।। 


५ - अपने मन की हालत को हमेशा और हर एक 
जगह पर देखना और परखना चाहिए और परमार्थ में 
खास कर इसकी होशियारी रखनी चाहिये कि मन मे 
अहंकार न आने पावे, नहीं तो प्रेम उस हिरदे में कभी 
नहीं ठहरेगा | | 


६ - जहाँ तक मुमकिन होवे हर एक परमार्थ के 
चाहने वाले को जिस कदर हो सके, मदद देवे। जो 
मदद न कर सके तो उसका किसी तरह परमार्थी 
नुकसान करने का इरादा न करे। इन बातो का ख्याल 
हर एक परमार्थी को दिल मे रखना चाहिये, जब उसके 


| १२ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


परमार्थ की तरक्की होगी और मालिक उससे खुश हो 
कर प्रेम की बरख्शिश करेगा और कबीर साहब ने कहा 
है :- 


दोहा 
लेने को सत नाम है, देने को अन दान। 
तरने को है दीनता, डूबन को अभिमान। 


बचन चोथा 


परमार्थ की कमाई मे खास तीन विघ्नो का 
हाल 


१ - सन्तों के परमार्थ में शामिल होने और उसकी 
कमाई करने मे तीन विघ्न भारी हैं। पहला संशय, 
दूसरा भरम, तीसरे पिछली टेक और रस्मों में बधन। 
(१) सशय - जो कोई सलसग के बचन चेत करके सुने 
और जैसा कि संतों ने निर्णय किया है, उसको गौर के 
साथ विचार करे ओर समझे तो उसको कुल्ल मालिक 
राधास्वामी दयाल का निश्चय आसानी से हो सकता है 
क्योकि जमीनी और आसमानी कुदरत और रचना को 
देख कर इरादा और कारीगरी और मतलब बनाने वाले 
का साफ जाहिर होता है। अपनी देह का हाल जो कोई 
गौर से नज़र करे तो साफ मालूम होता है कि जितने 
अंग बनाये गये हैं, सब मे यह तीनों बातें पाई जाती हैं। 
यानी हर एक अग वास्ते एक एक काम के बनाया गया 
है ओर उसकी बनावट मे जेसी कुछ कारीगरी अमल में 
आई है, साफ नजर आती है और मतलब यह है कि 
सब अग से मिल कर इस देह की हर तरह की 


| ४ ]... पला भाग. [ १३ | भाग 


कार्रवाई दुरुस्त बन आवे। इसी तरह से हर एक 
स्वरूप यानी देह जमीनी और आसमानी का हाल 
समझ में आ सकता है और हर एक देह में क़ुव्वत और 
ताकत हर एक रूह की जो उस जिस्म में बिठाई गई 
है, साफ नज़र आती है कि उसी की मदद से कुल्ल 
कार्रवाई अग २ की जो बतौर औजार या कल के बनाये 
गये हैं, जारी हे और यह रूह संतों के बचन के 
मुवाफिक एक किरन है उस सूरज की जो कुल्ल रचना 
का भण्डार है और उसी की ताकत से हर एक रूह 
ताकत रखती हे। फिर ऐसा भडार जहाँ से कि सब रूहे 
आई हैं, कुल्ल का मालिक हुआ और उसी कुल्ल 
मालिक का नाम राधास्वामी दयाल है। यह हाल बतौर 
मुख्तसिर बयान किया गया है। रचना में बहुत दरजे हैं 
बतौर गिलाफ या लहो के और यह गिलाफ या तह 
बाहर रचना मे एक एक भारी मडल है और हर एक 
मडल मे सिवाय बहुत सी रचना के एक एक बड़ी रूह 
मालिक उस मडल की है, जिसकी ताकत से कुल्ल 
कार्रवाई उस मडल की जारी हे, और नीचे के मडलो 
में जो इसी तरह पर रूह हर एक मडल की मालिक 
करार दी गई है, ऊपर की रूह से मदद पाती है। बाद 
खलम होने इन दरजो के जो सब से ऊँचा और अखीर 
दरजा है, वह राधास्वामी देश कहलाता है। वहीं से 
आदि में सुरत की धार उतरी और नीचे मडल बॉध कर 
रचना करती चली आई। इस बयान से कुल्ल मालिक 
और सर्व समरथ होना राधास्वामी दयाल का साबित 
है। जब यह बात अच्छी तरह समझ में आजावे तो फिर 
किसी तरह का शक और शुभा उनके कुल्ल मालिक 
और सर्व समरथ होने मे बाकी नहीं रहेगा । 


| १४ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


२ - भरम उसको कहते है कि जो पद या पदार्थ 
कि असली नहीं हैं, उनको असली समझ कर उनमें 
मन और चित्त का लगाना | जबकि राधास्वामी दयाल 
के कुल्ल मालिक और सर्व समरथ होने में कोई शक 
बाकी नहीं रहा, तब नीचे के मंडलों के जो मालिक हैं, 
उनको कुल्ल मालिक समझना भरम में दाखिल है। 
नीचे के मंडलों के जो मालिक हैं, वे सब हद्दवाले हैं 
और उन सब के ठहराव की तादाद वक्त मुक्रर है। 
फिर जो कोई उनको कुल्ल मालिक गरदान कर 
उनका इष्ट धारन करेगा, तो वक्‍त प्रलय उनके और 
उनके लोक के, उसका भी सिमटाव हो जावेगा और 
जब फिर रचना वहाँ होगी, तब वह शख्स भी फिर पैदा 


होगा । 


३ - इस वास्ते हर एक सच्चे परमाथी को मुनासिब 
और ज़रूर है कि कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल का 
खोज लगा कर मुख्य तवज्जह अपनी उनके चरनो में 
लगावे और उसी देश मे पहुँचने का इरादा सच्चा और 
पक्का करके जिस कदर बन सके, जलन रास्ता काटने 
का करता रहे तो राधास्वामी दयाल की दया से एक दो 
या तीन जन्म मे मुताबिक उसकी लगन और प्रेम के 
उस मुकाम में पहुँच कर अजर और अमर हो जावेगा 
और महा आनन्द और सुख को प्राप्त होगा और जिस 
की तवज्जह दुनिया और दुनिया के पदार्थो में रही, वह 
मुवाफिक अपने करमो के नीचे के लोक और नीचे के 
दरजों की जूनों में भटकता रहेगा और देह के सग जो 
दुख सुख लाजिमी हैं, वे और जन्म मरन का दुख 
हमेशा सहता रहेगा ।। 


| ४ ]... पला भागा. [ १५ | भाग 


४ - इसी तरह दुनिया के जितने पदार्थ हैं, उनमें 
निहायत दरजे का मन का बंधन होना भरम में दाखिल 
है क्योकि वे सब पदार्थ नाशमान हैं और उनके वसीले 
से एक ही वक्‍त और थोड़ी सी कार्रवाई जो देह और 
इन्द्रियों से ताल्लुक रखती है, हो सकती है। पर पूरी 
कार्रवाई और हर वक्‍त मदद उनसे नही मिल सकती 
है। इस वास्ते मुनासिब है कि जरूरत के मुवाफिक उन 
से ताल्लुक रक्खा जावे ओर उनमे इससे ज़्यादा बन्धन 
मन का होना कुल्ल मालिक के चरनो में प्रीति करने में 
खलल डालेगा और नतीजा उसका यह होगा कि ऐसा 
शख्स हमेशा दुखी सुखी होता रहेगा और जन्म मरन से 
रिहाई उस की नही होगी। इसी तरह पर हाल कुटुम्ब 
और परिवार और कुल्ल सामान दुनिया का समझ लेना 
चाहिये यानी इन सब मे अपना मन इस कदर लगाना 
चाहिए कि जिसमे जरूरी कार्रवाई देह की जब तक यह 
कायम रहे, जारी रहे और इस कदर बधन न होवे कि 
जो हालत वियोग मे किसी शख्स या सामान के सदमा 
सख्त पहुँचे या उस की जिन्दगी को खराब कर दे और 
सच्चे मालिक की तरफ से तवज्जह हटा दे।। 

५ - पिछली टेक और रस्मों मे बन्धन हर एक 
शख्स जिस देश और जिस कौम और जिस मत में कि 
पेदा हुआ है और अकल और समझ के हासिल होने के 
वक्‍त तक जैसा कि उसको संग मिला है और जैसा 
व्यवहार कि उसने अपने कुटुर्बियो और पड़ोसियों और 
शहरवालों का देखा है, उसी के मुवाफिक उस की 
समझ और ख्याल और चाह और रहनी होवेगी। हर 
एक मुल्क और हर एक फिरके में किसी न किसी का 
इष्ट मुवाफिक मालिक के और कोई न कोई चाल और | 


| १६ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


रस्में जारी हैं। और ब-सबब आदत के हर एक शख्स 
को वही पुरानी ओर बरताव की हुई रस्में और वही इष्ट 
और वही चाल और वही ख्याल और उसी किस्म का 
व्यवहार और वैसी ही चाहें पसन्द आती है। सिवाय 
दुरुस्त करने इष्ट सच्चे मालिक के, सत मत किसी की 
चाल ढाल मे दखल नही देता हे। मगर बाजी रस्मै और 
व्यवहार और समझ और चाहें ऐसी हैं कि जब तक 
आदमी उनको गौर से विचार कर और सतो के बचन 
की समझ लेकर हेच और पोच यानी छोटा और ओछा 
(जैसे कि वे असल में है) समझ कर और उनकी 
कार्रवाई को फिज़ूल और अपने अभ्यास में थोड़ा बहुत 
खलल डालने वाला समझ कर उनकी कदर और 
आदत सच्चे दिल से कम या दूर न करेगा, तब तक 
वे उस के यकीन और अभ्यास की कार्रवाई मे जरूर 
खलल डालेंगे। और इष्ट को तो फौरन बदलना चाहिये 
यानी ओर सब का जो कि सिर्फ कामदार कुदरत के हैं 
और राधास्वामी देश से नीचे के मडलों में तैनात यानी 
मुकर्रर है, इष्ट और यकीन हटा कर, सच्चे मालिक 
राधास्वामी दयाल का पूरा २ यकीन दिल में लाना 
चाहिए, तब राधास्वामी मत का अभ्यास बन पड़ेगा और 
जो पुराने व्यवहार और चाल और रस्म वगैरा हैं, 
उनको जो बिल्कुल न छोड़ सके तो जब तक मुनासिब 
होवे, ज़ाहिरी तौर पर अपने कुटुम्ब और बिरादरी के 
साथ उनका बरताव करता रहे, मगर ऐसे बरताव के 
वक्‍त अपने दिल में ध्यान सच्चे मालिक राधास्वामी 
दयाल का करता रहे, ताकि जो नुकसान कि उन रस्मों 
के जाहिरी तौर पर बरतने से होना मुमकिन है, दूर हो 
जावे और उसकी भक्ति और संत बचन के मुवाफिक 


2 


| ४ ].. पला भागा [ १७ | भाग 
कार्रवाई मे खलल न पड़े। असल में जितनी रस्मे और 
व्यवहार कि जहाँ तहाँ देशो मे जारी हैं, वह छोटे २ 
फिरके या गिरोह के उन की समझ और विचार और 
तजरबे में मुवाफिक वास्ते आराम खास लोगो या आम 
लोगों के बनाये हुए हैं। जमाने का हाल और आब व 
हवा भी थोड़ी ओर बहुत बदलती रहती है और आदमियों 
की कार्रवाई और ताकत और समझ और ख्याल भी 
बदलते रहते हैं। इस सबब से जो कायदे और रस्म कि 
एक वक्त में मुनासिब और जरूर समझे गये, वह 
किसी अरसे के बाद काबिल लरमीम हो जाते हैं यानी 
उनमे मुवाफिक चाल जमाना और तबियत और समझ 
लोगों के, कमी और बेशी और दुरुस्ती की जरूरत 
साफ मालूम होती है। मगर मन जो आदत का निहायत 
दरजे का बँघुआ है, वह इस किस्म की तरमीम को 
अपनी ओछी अक्ल और ख्याल और समझ के सबब से 
पसन्द नहीं करता । इस वजह से चाहे उन रस्म और 
व्यवहार के सबब से दुख भी होवे, मगर उनके छोड़ने 
मे लोगो की जान सी जाती है ओर जाहिर है कि हमेशा 
हर एक मुल्क में समझ बूझ वाले लोग बहुत कम और 
नादान बहुत ज़्यादा होते हैं, इस सबब से नादानो का 
बधन पुरानी चाल और रस्मों में ज्यादा रहता है और वे 
अपनी ओछी समझ और पकड़ के मुवाफिक किसी 
रस्म को चाहे वह कैसी ही दुखदाई हो, बदलना पसन्द 
नहीं करते और ऐसा खौफ करते हैं कि बुजुर्गों की और 
पुराने वक्त की चलाई हुई रस्मों के छोड़ने में शायद 
उनका या उनके कुटुम्ब परिवार का या धन की 
आमदनी का, किसी तरह का नुकसान न हो जावे और 
यह खौफ उनको खास कर गरजमन्दो ने दिलाया है, 


4 


| १८ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 
यानी जो जो रस्में कि पुरानी चली आती हैं, उनमें 
किसी न किसी किस्म के लोगो का कुछ फायदा और 
आमदनी है, वे नहीं चाहते कि जिन लोगों को वह इस 
तौर पर धोखा देकर अपना रोज़गार बनाते हैं, असल 
हाल मालूम पड़े या उनकी अक्ल की आँख खुले और 
वह अपने नफे और नुकसान को आप विचार कर चाल 
चलन मुनासिब तोर पर इरख््तियार करें। यह खास और 
बड़ी वजह पुरानी चालों के जारी रहने की है। सतसगी 
को चाहिये कि जब सतो के बचन सुन कर किसी कदर 
उसकी अन्तर की आँख खुले ओर दुनिया ओर दुनियादारो, 
का जैसा कुछ कि हाल है, असली नजर आवे तो 
अपना नफा और नुकसान, हाल और आइन्दा का 
विचार कर, वह चाल इखितियार करे कि जिस से 
उसका सच्चा फायदा यहाँ का और आइन्दा का हासिल 
होवे। अगर जाहिर मे उस की ताकत किसी चाल ढाल 
के बदलने में पेश न जावे तो अन्तर में जरूर ही 
कार्रवाई सतों के बचन के मुवाफिक करे, नही तो 
उसके परमार्थ मे खलल पडेगा । मगर जिन रस्मो के 
जारी रखने मे मिस्ल खान पान गोश्त और शराब और 
दूसरे नशे की चीज़ों के कि जिस में इसका भारी 
नुकसान मालूम पड़े, तो उन को फौरन ही छोड़ दे 
और ऐसी रस्म के छोड़ने मे किसी तरह का हर्ज 
उसकी ज़िदगी का मुमकिन नही है ओर न कुटुम्ब ओर 
बिरादरी के छोड़ने की जरूरत होगी और जो वह गौर 
से अपनी बिरादरी के हाल और चाल को नजर करेगा 
तो मालूम हो जावेगा कि वे किस कदर भले और बुरे 
काम कर रहे हैं और अपने मत और बुजुर्गी की चाल 
के खिलाफ दुनिया के फायदे और मजों के लिए 


| ५4५]... पहला भाग. [ १९ | भाग 


कैसी २ ना-दुरुस्त और बेजा कार्रवाई कर रहे हैं। फिर 
जो इसने अपने परमार्थ की तरक्की और फायदे के 
लिए जो कोई ओछी या खराब रस्म पुरानी छोड़ दी तो 
उस में क्या हर्ज बिरादरी और कुटुम्ब वालों का होगा? 


६ - इस बयान से यह मतलब नहीं है कि कोई 
शख्स अपने कुटुम्ब या बिरादरी से किसी काम में 
फिजूल तकरार और झगड़ा कर के उनको छोड़ दे, 
बल्कि संतों के सतसंगी को मुनासिब है कि जहाँ तक 
मुमकिन होवे, उन लोगों के साथ अपना मेल जारी 
रक्खे। इसमें उनका फायदा बहुत है और इस का 
किसी तरह का हर्ज या नुकसान नही है क्योंकि जो मेल 
रहा आया तो उम्मीद है कि उन लोगो की भी आहिस्ता 
आहिस्ता इसके बचन सुन कर किसी कदर समझ 
बढ़ती जावेगी और एक दिन वे भी सतो के बचन की 
बड़ाई और कदर जान कर उसके ब-सूजिब कार्रवाई 
करने लगेंगे | । 


बचन पाँचवाँ 


अभ्यास मे विघ्न और उनके दूर करने का 
जलन 


१ - कोई लोग भजन मे रस न मिलने की शिकायत 
करते हैं या यह कि अन्तर में उनको कुछ नही खुला । 
इसका सबब यह है कि या तो उन का मन वक्त 
अभ्यास के ससारी चाहों या कामों की गुनावन या 
ख्याल में लगा रहता है या ससारी काम या उन की 


9 


| २० | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 
गुनावन कर के अभ्यास में बैठते हैं या उन को जो कुछ 
अन्तर में सुनाई या दिखाई देता है उस की उनको 
पहिचान और कदर नहीं है।। 


२ - जाहिर है कि जब कोई अभ्यास के वक्‍त 
दुनिया के कामों का ख्याल या तरंग उठावेगा, उस 
वक्त उसके मन और सुरत की धार उसकी इन्द्री की 
तरफ जारी होगी । जो कि मन से एक वक्त मे एक ही 
काम हो सकता है और रस ऊपर यानी ऊँचे की धार 
मे है तो भजन का रस मन को जब तक कि उसकी 
धार ऊपर के चैतन्य से चढ़ कर न मिले क्योकर आ 
सकता है? 


३ - जो कोई ससारी काम या उसका ख्याल करके 
अभ्यास में बैठता है तो मन और सुरत उसके कामना 


की धार से भीगे हुए है और उस वक्‍त उनका झुकाव 
और ख्याल नीचे की तरफ हो रहा हे तो जब तक गहरा 
शौक और प्रेम अंग लेकर भजन में मुतवज्जह न होगा 
तब तक सुरत और मन निर्मल होकर न लगेंगे और रस 
नही आवेगा। इस सूरत में मुनासिब है कि कोई 
चितावनी या विरह या प्रेम के शाब्द का, बड़ी पोथी सार 
बचन नजम से होशियारी से पाठ करे ओर अपने ख्याल 
को बदले तो अलबत्ता कुछ रस या आनन्द अभ्यास में 
मिल सकता है।। 

४ - कोई शख्सों का यह हाल है कि जेसा कि 
उनको भेद स्थानो का मिला है, जब अभ्यास मे बैठते 
हैं तो चाहते हैं कि पहिला मुकाम तो फौरन ही खुल 
जावे और जो कुछ उसकी झलक दिखाई देवे तो 
चाहते है कि बराबर उनके सामने खड़ी या कायम रहे 


| ५] तपहलाभाग [ २१ | भाग 
और जो आवाज़ उनको पहले मुकाम की सुनाई देती है 
तो उस की जैसा कि चाहिए कदर नहीं करते, इस 
सबब से अभ्यास रूखा और फीका मालूम होता है। 
तीसरे तिल या सहसदल कंवल का नजर आना और 
उसका ठहरना आसान बात नही है। क्योकि यह मुकाम 
विराट स्वरूप और ब्रह्म के है। ऐसी जल्दी इन मुकामों 
का देखना और ठहरना मुश्किल है, लेकिन कभी २ 
उनके स्वरूप या झलक का दिखाई देना और आवाज 
घटे की सुनाई देना यह भी बड़ा भाग है। आहिस्ता २ 
आवाज़ भी साफ और नजदीक मालूम होती जावेगी 
और कभी स्थान का स्वरूप भी दिखाई देगा ।। 


५ - प्रेम और प्रतीत के साथ अभ्यास करते रहना 
सुनासिब है और समझना चाहिये कि संत मत के 


अभ्यास का मतलब यह है कि सुरत और मन जो पिंड 
में बॅधे हुए हैं, ब्रह्माड की तरफ और फिर उस के पार 
चढ़ कर पहुँचें। जो कोई ध्यान मे अपने मन और सुरत 
को पहले या दूसरे मुकाम पर जमावे और थोड़ी देर 
तक ठहरावे तो चाहे उसे कुछ नज़र आवे या नही, 
सिमटाव और चढ़ाई का रस तो जरूर ही मिलेगा। 
इसी तरह जो ध्यान और भजन के वक्‍त अपने मन और 
सुरत को जोड़ेगा और जहाँ से कि आवाज़ आ रही है, 
वहाँ तक आहिस्ता २ पहुँचावेगा तो जरूर उसको 
आनन्द भजन का आवेगा। इस वास्ते मुनासिब है कि 
ध्यान और भजन के वक्त दुनिया के ख्याल छोड़ करके 
अपने मन और सुरत को पहले स्थान पर जमावे और 
जो वह उतर आवे तो फिर वहाँ पहुँचा कर ठहरावे। 
इसी तरह बारम्बार करता रहे तो थोड़ा बहुत शाब्द भी 


4 


| २२ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


सुनाई देगा और रूप भी दिखाई देगा और सिमटाव 
और चढ़ाई का जो आनन्द है, वह भी जरूर मिलेगा | | 


६ - मगर इन सब कामो के करने के वास्ते शौक 
और तड़प यानी विरह और प्रेम थोड़ा बहुत जरूर 
दरकार है। जो अभ्यास के वक्त मन काबू में न आवे 
तो मुनासिब है कि बड़ी पोशी में से कोई बिरह या प्रेम 
या चितावनी का शाब्द जिसका दिल पर असर ज्यादा 
होला होवे, गौर से पढ़ कर भजन में बैठे तो मन की 
किसी कदर हालत बदलेगी और भजन थोड़ा बहुत 
दुरुस्ती के साथ बनेगा ।। 

७ - और कभी कभी अपने मन को इस कदर 
समझौती देना चाहिये कि जब तू दुनिया के काम करता 
है तो परमार्थ का ख्याल नहीं करता और जब परमार्थ 
के काम करता है तो दुनिया के कामो का क्यों ख्याल 
करता है और जब तब सच्चे मालिक के चरणों में 
प्रार्थना करता रहे कि मन निरमल और निश्चल होकर 
भजन में लगे। ज़रा गौर करने से मालूम होगा कि 
भजन और ध्यान के वक्‍त दुनिया के ख्याल उठाने में 
निहायत बे-अदबी सच्चे मालिक के साथ होती है, जैसे 
कि कोई अपने बाप या हाकिम के सामने जाकर बाते 
दूसरों से करे और उनका बचन न सुने और उनकी 
तरफ भी न देखे, तो वह कैसे राजी होंगे? इसी तरह 
मालिक भी राजी नहीं होता हे और इसी सबब से 
अभ्यास में रस नहीं आता है। इस वास्ते मुनासिब है कि 
जो ज्यादा न बने तो थोड़ा ही अभ्यास करे, पर जहाँ 
तक मुमकिन होवे दुरुस्ती और तवज्जह के साथ 
करे। | 


वश 


| ५] तपहलाभाग [ २३ | भाग 

८ - जब कभी भजन या ध्यान के वक्त देह सुस्त 
या शिथिल होती हुई मालूम होवे या नीद आती मालूम 
पड़े तो उस वक्‍त अभ्यास को छोड़ कर थोड़ी देर के 
वास्ते हाथ और पेर फैला देवे और जो ज़्यादा सुस्ती 
होवे तो उठ कर दो चार कदम टहले और फिर बैठ 
कर अभ्यास करे ।। 


९ - जब भजन के वक्‍त गाफलल या बेहोशी होती 
मालूम पड़े तो उस वक्‍त नाम का सुमिरन और स्वरूप 
का ध्यान दो चार मिनट के वास्ते करे और जो गफलत 
दूर न होवे तो जब लक खूब होशियार न हो जावे, तब 
तक यही अभ्यास करे । | 


१० - जब कोई ख़राब तरगे या दुनिया के ख्याल 
उठे तो नाम का सुमिरन और स्वरूप का ध्यान करके 


उनको हटाना चाहिये और जो ऐसे ख्याल दूर न होवें 
तो भजन को मुल्तवी करके थोड़ी देर के वास्ते सुमिरन 
और ध्यान का अभ्यास करे और जब वे ख्याल दूर हो 
जावे, तब फिर भजन में बैठ जावे लेकिन जब मन 
ज्यादा जोर करे और सुमिरन और ध्यान में भी न लगने 
देवे जो उस वक्‍त भजन और ध्यान छोड़ देवे और दो 
एक शाब्द का पाठ समझ २ कर करे यानी हर एक 
कड़ी को पाँच २ चार २ दफे पड़े और उसका मतलब 
समझ कर अपने ऊपर घटावे और फिर अभ्यास मे लगे 
और जो फिर भी मन रूजू न होवे और बे फायदा लरगें 
उठावे, तो उठ खड़ा होवे और फिर दूसरे वकल पर 
अभ्यास करे। | 


११ - मालूम होवे कि राधास्वामी दयाल की दया 
की धार हर वक्‍त जारी है और जब तक अभ्यासी की 


4 


| २४ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


सुरत और मन की धार उस धार के साथ न जुड़ेगी या 
उसको न छुएगी, तब तक उस धार का असर प्रकट 
मालूम नहीं होगा और यह बात जब हासिल होगी, जब 
कि मन और सुरत विरह अग या प्रेम अग लेकर 
अभ्यास मे लगेंगे या ससार की तरफ से किसी सबब 
से दुखी होकर और राधास्वामी दयाल की तरफ सच्चे 
मन से दया की चाहना करके या किसी वक्त किसी 
तरह का सच्चा खौफ दिल मे होगा और उस वक्त 
राधास्वामी की मदद सच्चे दिल से मॉगने के वास्ते 
भजन मे बैठेंगे। ऐसे वक्त और हालत में कुछ न कुछ 
दया की परख ज़रूर होगी और थोड़ा बहुत रस और 
शान्ति जरूर आवेगी | | 


१२ - मालूम होवे कि जिस रोज़ खाने पीने में कुछ 
ज्यादती या बे-तरतीबी हो जावेगी तो भी भजन का रस 
नही आवेगा और जो कोई बुरा काम किसी से बन 
पड़ेगा जिस से किसी के काम में नुकसान पहुँचता हो 
या पहुँचने वाला हो तो इस सबब से भी भजन में रस 
न आवेगा। ज्यादा खाने से भजन के वक्त धार ऊँची 
नहीं चढ़ती और पाप काम करने में सुरत और मन का 
झुकाव नीचे की तरफ रहता है। इन दोनो बातो का 
अभ्यासी सलसगी को ख्याल रख कर अपनी सम्हाल 
जैसे मुनासिब होवे, करते रहना चाहिये ।। 


१३ - जिस किसी का मन दुनिया के खास कामों 
मे या किसी खास शख्स के साथ ज्यादा बधा हे या 
किसी के साथ उसकी सख्त दुश्मनी या इर्षा है, तो भी 
मालिक के चरनों का प्रेम उस के मन में बहुत हलका 


| ५]. पहला भागा [ २५ | भाग 


रहेगा और इस सबब से अभ्यास में कम लगेगा और 
रस कम आवेगा। | 


१४ - ख़ुलासा यह है कि सच्चे सतसंगी को चाहिए 
कि जिस कदर बने, हर रोज़ दुनिया की प्रीति मन से 
कम करता जावे और मालिक के चरणों में शौक और 
प्रेम बढाता जावे लो जिस कदर मन दुनिया की 
मोहब्बत से खाली होता जावेगा, उसी कदर मालिक के 
चरणों में प्रीति बढ़ती जावेगी और उसी कदर भजन 
और ध्यान का रस बढ़ता जावेगा और दया अतर में 
ज्यादा मालूम होती जावेगी ।। 


१५ - जो कोई अपने मन को भोगों की तरंग उठाने 
और फिर उन में बर्तने से बिल्कुल नहीं रोकता है और 
चाहता है कि दया ऐसी होवे कि मन उसका बिल्कुल 
निरमल हो जावे तो इस तौर से दया नहीं आती है। 
उसको चाहिए कि जहाँ तक उसका बस चले मन को 
रोके और जब कभी रोके से न रूक सके तो शरमावे 
और पछतावे और मन को डर दिखावे कि आइन्दा 
बहुत दुख भोगने पड़ेंगे और जब तब प्रार्थना भी करता 
रहे, तब शायद कुछ हालत मन की आहिस्ता आहिस्ता 
बदले और ऐसे शख्स को चाहिये कि सिवाय शरमाने 
पछताने और प्रार्थना करने के जिस रोज़ यह चूके और 
भूले तो उस रोज़ जहाँ लक बने ड्योढ़ा या दूना भजन 
सुमिरन और ध्यान करे। इस से जो मलीनता कि भोगों 
मे अन्दाज़ से ज़्यादा बरतने के सबब से पैदा हुई है, 
वह उसी दिन किसी कदर साफ और हल्की हो 
जावेगी | | 


| २६ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 

१६ - और मालूम होवे कि पाँचों दूत (काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार) और दसों इन्द्रियां जिन का 
झुकाव संसार की तरफ हो रहा है, यह सब परमार्थ के 
विरोधी हैं। उन में काम क्रोध और जबान और आँख 
और कान इन्द्रिय जब मुनासिब और वाजिबी तौर से 
ज्यादा ससार में बर्ताव करते हैं, तब अभ्यास में ज्यादा 
विघ्न डालते हैं। उनकी सम्हाल हर वक्त मुनासिब तौर 
पर रखनी चाहिये | | 


१ - काम के ज्यादा और गैर-वाजिब तौर के 
बरताव मे सुरत और मन का नीचे को झुकाव और 
उतार होता हे और इस सबब से अभ्यास में रस नहीं 
आवेगा | | 


२ - क्रोध के वक्त सुरत की धार देह मे और बाहर 
देह के फैल कर बिखर जाती हे और इस वजह से 
अभ्यास मे रस नहीं मिलेगा ।। 

३ - आँख और कान इन्द्रिय बहुत सी फिजूल 
सूरतो और चीजों को देख कर और सुन कर अतर में 
अभ्यास के वक्‍त उनके ख्याल पैदा करके हर्ज करती 
हैं और भजन का रस नहीं आने देती हैं।। 


४ - ज़बान इन्द्रिय बहुत चिकना चुपड़ा और 
मजेदार खाना मिकदार से ज्यादा खाकर और बेहूदा 
और फिजूल गुफ्तगू करके अभ्यास मे सुस्ती और 
गाफलल और नापाक ख्याल यानी मलीन तरगें पैदा 
करती हैं। इस वास्ते मुनासिब है कि जिस कदर बन 
सके, उस कदर इन के बर्ताव मे सम्हाल और होशियारी 
रखनी चाहिये, नहीं तो अभ्यास मे हमेशा खलल पैदा 

| करते रहेंगे। 


| ६] शहलाभाग [ २७ | भाग 
बचन छठ 


उपदेश सतगुरु और सल भक्ति का 


जिस किसी को कि सतगुरु मिलें तो मुनासिब है 

कि उनके चरनों मे प्रीति करे और सुरत शाब्द का 
उपदेश ले कर अभ्यास अन्तर में करे और स्वरूप का 
ध्यान और नाम का सुमिरन भी जिस नाम को कि वे 
बतावें, करे, और पहले ध्यान प्रथम मुकाम पर करना 
चाहिये और जब ध्यान करते २ वहाँ मन लग जाय और 
रस आने लगे और सुरत और मन दोनो लगते और 
ठहरते मालूम पड़े, तब फिर दूसरे मुकाम पर ध्यान 
करे। फिर तीसरे मुकाम पर और इसी तरह सत्तलोक 
तक । और जो सचाई और प्रेम अग लेकर अभ्यास 
करेगा, उसको अपने मन और सुरत का मिल कर 
अतर में थोड़ा बहुत रेंगना यानी चलना मालूम हो 
सकता है। इसी तरह ध्यान करता हुआ घुर मुकाम तक 
यानी संतों के देश लक पहुँच सकता है और जिस 
किसी ने सच्चे मन से आशा राधास्वामी धाम मे पहुँचने 
की बाँध कर अभ्यास सुरत शब्द का और ध्यान स्वरूप 
का शुरू किया है, जिस कदर कमाई कि उस से इस 
जन्म में बनेगी, वह उसको ध्यान के अभ्यास से कि 
कहाँ तक उसकी रसाई हुई है, आप मालूम हो सकती 
है और अखीर वक्‍त पर उसको सतगुरु दयाल अपनी 
गोद में बैठा कर दर्शन कुल्ल मालिक राधास्वामी का 
करावेंगे। फिर अगर अभ्यास पूरा है और उस धाम में 
ठहरने के लायक है तो वही रहेगा, नहीं तो उलट कर 
दसवें द्वार में या एक दो मुकाम उसके नीचे ठहराया 
जावेगा और वहाँ दर्शन और बचन मिलते रहेंगे और ॥ 


| २८ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


-चरनों में प्रीति और प्रतीत बढ़ती रहेगी । फिर जब सत 
सतगुरु संसार मे, वास्ते उद्धार जीवों के आवेगे और 
सलसग खड़ा करेंगे, तो ऐसे जीवो को जो ऊंचे स्थान 
पर ठहराये गये है, अपने सग लावेंगे और जहाँ लहा 
जन्म देंगे और फिर वे सब जीव मौज से सलसग मे 
शामिल हो जावेंगे और उनको पहिली कमाई एक दो 
या तीन रोज़ में ही संत सतगुरु का दर्शन करके और 
बचन सुन कर याद आ जावेगी और बाकी कमाई जो 
संत देश में पहुँच कर ठहरने के वास्ते ज़रूर होगी, वे 
जीव उस जन्म में या एक और जन्म में कर लेंगे और 
सतलगुरू का सग उनको बराबर मिलेगा जब तक कि 
धुर मुकाम यानी राधास्वामी दयाल के चरनो मे नहीं 


पहुँचेगे। | 


बचन सातवां 
चितावनी 


१ - संसार बिल्कुल नाशमान है और जीव को बार 
बार जन्म लेना और मरना होता है। कोई चीज यहाँ की 
इसके साथ नहीं जा सकती और हर शर्स के हिस्से 
में सिवाय मामूली खाने और कपड़े वगैरा के कुछ 
ज्यादा नहीं आ सकता है। इतनी बात मर्द और औरत 
सब रोजमर्रा संसार के बरताव में देखते हैं। फिर भी 
इस कदर चेत और होशियारी किसी को नहीं है कि 
दरियाफ्त करे कि वे कहाँ से आये हैं और कहाँ जावेगे 
और फिर वहाँ जाकर दुख या सुख पावें तो वह कैसे 
मिलेगा और उसका क्या जतन करना चाहिये । 


N 


2 


| ७ ]. पला भागा [ २९ | भाग 

२ - इस कदर बे-परवाही है कि जो कोई दूसरा 
शख्स चितावे तो भी नहीं सुनना चाहते। और यह भी 
मालूम पड़ता है कि जो आशा संसार के पदार्थों और 
इन्द्रिय के भोगों में लिपटे रहे और इन्हीं के वास्ते 
मेहनत करते रहे और अपने कुटुम्बी और रिश्तेदारों की 
खातिरदारी मे उमर खोई लो ऐसी आदत और आशा 
और मंशा के मुवाफिक इसी चक्कर में और ऐसे ही 
लोक मे रहना होगा। और यह चक्कर जन्म मरन और 
दुख सुख का है क्योंकि जिस काम की जिसको ज़बर 
आदत होगी और जिसकी चाह जबर होगी, वहीं बासा 
ज़रूर होगा । यह बड़ी भारी गफलत का परदा आम की 
तबीयत पर पड़ा हुआ है। 

३ - और जो सतसंग करते हैं, उनके ऊपर भी 
थोड़ी बहुत गफलत छाई रहती है। जानते हैं कि जिस 
कदर इस देह मे अपनी रूह की सफाई और चढ़ाई कर 
लें, उतना ही फायदा है और उतनी ही मदद मिलेगी 
और उतना ही बचाव होगा और फिर गाफिल हैं कि 
यही काम दुरुस्ती से नहीं करते। और यह बात ज़रूरी 
है कि ससार के पदार्था और इन्द्रियो के भोग में वाजिबी 
और जरूरी तौर पर बरतें और जहाँ तक हो सके, 
अपने आप को भोग बिलास और ज्यादातर मेल और 
मिलाप ससारी लोगों के साथ से बचावे, पर बारम्बार 
भूलते हैं और उनके मन का असली झुकाव उसी तरफ 
को ज्यादा रहता है। इसका सबब यह है कि मन का 
खमीर बिल्कुल माया के मसाले का है। 


४ - और जाहिर है कि यह मन निहायत दरजे का 
नादान और हठीला और निडर और बे-परवाह और 


| ३० | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 
बे-फिक्र है। उसकी आदत है कि जब कोई तरंग जबर 
उठावे, उस वक्त किसी का डर नहीं मानता बल्कि 
मौल का डर भी उस वक्‍त दिरखलाओ तो उसको भी 
नहीं मानता । किसी किसी काम में दुख भी पा चुका है, 
पर जबर तरंग के वक्त में उस की भी याद दिलाई 
जावे तो भी कुछ असर नहीं होता है और भूल और 
गफलत यहाँ तक है कि परमार्थ के बचन बिल्कुल याद 
नही रखता, पर दुनिया के साथ बर्ताव में चाहे हमेशा 
धोखा खाता रहे यानी जिनको अपने साथ प्रीतवान 
समझे और अकसर उन्ही से दुख पावे, पर उनके साथ 
ऐसा बँँधा है कि उस बधन को छोड़ नहीं सकता है।। 


५ - और यह भी मालूम होता है कि इस के अतर 
में कोई समझाने वाली ताकत ऐसी मौजूद है यानी जब 


किसी काम को उलटा सीधा करना चाहता हे तो अतर 
में कोई मना करता है और होशियार करता है कि 
खबरदार ! ऐसा काम मत करना, वरना यह नुकसान 
होगा । पर यह एक नही सुनता और जो चाह उपजती 
है, उसको कर गुज़रता है।। 


६ - संत महात्मा अनेक रीति से समझाते हैं और 
तरह तरह के डर नरको और चोरासी के दिखलाते हैं 
और अमर सुख और आनन्द का जो संतों के निज देश 
में प्राप्त होगा, भेद और जुगत उसके प्राप्ति की बताते 
हैं और किसी कदर यह मन भी अपने बरताव की परख 
करके मालूम कर लेता है कि फला बाल मे उसका 
नुकसान है या फायदा, फिर भी झोका नुकसान ही की 
तरफ खाता है और फायदे के काम की सुध नही लाता 
है। ऐसा जो मन है, उसकी तरफ से परमार्थी को खूब 


न 


| ७] शहलाभाग [ ३१ | भाग 


होशियार रहना चाहिये और चाहिये कि सच्चे मालिक 
राधास्वामी ओर सतगुरु की दया का बल लेकर सतसग 
खूब होशियारी के साथ करे और सुरत शब्द के अभ्यास 
को बराबर शौक के साथ जारी रवरे तो आहिस्ता 
आहिस्ता कोई अरसे में मुमकिन है कि मन दुरुस्त हो 
जावेगा । सिवाय इसके और कोई जतन मन की दुरुस्ती 
का नहीं है।। 


७ - जवानी में मन की लरगो और इन्द्रियो के जोर 
का रोकना अलबत्ता किसी कदर कठिन है, पर अधेड़ 
अवस्था में और जब कि बुढ़ापे की अवस्था शुरू होती 
है, मन और इन्द्रियो का भोग बिलास की तरफ से 
रोकना बहुत कठिन नही है, पर जो सच्चा शौकीन और 
अनुरागी है तो राधास्वामी दयाल की दया से उसका 


यह काम जवानी में भी किसी कदर आसानी के साथ 
बन सकता है जो उसको सतगुरू का सग भाग से मिल 
जावे| | 


८ - सच्च तो यह है कि हर एक जीव पर फर्ज है 
कि मन की सम्हाल जिस कदर हो सके जरूर करे। 
वाजिबी और मुनासिब तौर पर तो उसका बरताव 
दुरुस्त है पर किसी बात में ज्यादती नहीं होनी चाहिये, 
नही तो परमार्थ की कार्रवाई और लरक्की में खलल 
पड़ेगा और जो काम कि थोडे दिन मे बन सकता है, 
उसको बहुत अरसा लगेगा ।। 


९ - जब तक कि मन और इन्द्रियाँ किसी कदर 
काबू मे न आवेगी, तब तक सुरत शाब्द अभ्यास का रस 
जैसा कि चाहिये, प्राप्त नहीं हो सकता । इस वास्ते जो 
नहीं चेतेगा और नहीं होशियार होगा, वह बड़ी दिक्कतें 


| ३२ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 

उठावेगा। यानी जो कोई चेत कर इस तरह की 
होशियारी नहीं करेगा लो वह मन और इन्द्रियो और 
काल और माया के हाथ से झटके खाता रहेगा। 

बड़ी पोथी सार बचन छद बद मे लिखा है :- 
जगत जाल सब धोखा जानो। मन मूरख सँग कीन्ही यारी।। 
इसका संग तजो लुम छिन २। नहिं यह लेगा जान तुम्हारी ।। 

१० - इस वास्ते मुनासिब है कि इस बचन की 
प्रतीत करके और जो वक्त कि हाथ में हे, उसको 
गनीमत समझ कर जिस कदर कार्रवाई अपनी रूह 
यानी सुरत की चढ़ाई और मन से पीछा छुड़ाने की हो 
सके, जरूर, होशियारी के साथ करे ।। 

११ - यह जीव इस ससार मे जनमानजन्म से 
बराबर धोखा खाता चला आता है। पर जिस जन्म मे 


कि सतगुरु से मेला हुआ और भेद निज घर का मिला 
और असली हालत संसार की मालूम पड़ी, फिर धोखे 
के कामों मे लिपट कर बर्तना और अपनी सुरत और 
मन की सम्हाल न रखना, यह बड़ी भारी गफलत और 
बे-परवाही की बात है।। 


१२ - यह सही है कि मन का जोर बड़ा भारी हे 
और उसका रोकना किसी कदर कठिन है और यह 
जीव बहुत निबल और कमजोर है, पर राधास्वामी 
दयाल की दया और सलसग की मदद से जो काम कि 
यह करना चाहे तो आहिस्ता आहिस्ता उसका बन 
जाना और दुरुस्त होना कुछ मुश्किल नहीं है।। 


ग न न न = =» 


| ८] शहलाभाग [ ३३ | भाग 
बचन आठव 


भेद मत का 


१ - जितने मत कि दुनिया में जारी हैं, सब का 
मतलब यह है कि मुक्ति या नजात हासिल हो। मुक्ति, 
बधन और जन्म मरन से छूटने और परमानन्द के प्राप्त 
होने को कहते हैं। इस के वास्ते दरियाफ्त करना जरूर 
है कि कौन जुगल और तरकीब करके जीव को यह 
बात प्राप्त हो सकती है। दुनिया में जो २ सुख कि उमर 
भर उनकी चाह करके हासिल होते हैं, सब नाशमान 
हैं। सत कहते हैं कि ऐसा देश भी है कि जहाँ अमर 
सुख और अमर आनन्द है। यहाँ इस लोक मे दुख सुख 
मिला हुआ है। आगर्चे चैतन्य आनन्द स्वरूप है, पर उस 
पर माया के गिलाफ चढ़े हुए हैं। उन में बधन कर के 
दुख सुख होता है। जैसे जाग्रत में देह का बधन कर के 
दुख सुख मालूम होता है, पर स्वप्न मे जो कि सुरत 
की धार देह के मुकाम से किसी कदर हट जाती है, तो 
इस देह का दुख सुख मालूम नहीं होता। संत कहते हैं 
कि ऐसी तरकीब करनी चाहिये कि गिलाफो के बधन 
से रिहाई हो जावे। सब मतों में किसी न किसी सूरत 
की नकल की पूजा बताते है या किसी निशान की पूजा 
या पोथी वगेरा की, जेसे कि नानक पथी ग्रन्थ को गुरू 
मानते हैं। इस में सुरत यानी जीव की तवज्जह 
बाहरमुख रहती है और निज घर का पता और भेद नहीं 
मिलता । इस सबब से वहाँ सच्ची नजात हासिल होने 
का रास्ता जाहिरा कोई मालूम नही होता है। और वास्ते 
हासिल होने सच्चे उद्धार या मुक्ति के जरूर है कि ऐसी 


4 


| ३४ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


तरकीब मालूम होनी चाहिये कि जिस से सुरत यानी 
रूह का भडार की तरफ लौटना होवे।। 


२ - सुरत का देह में दिमाग की तरफ से आना 
और मरते वक्‍त उसी तरफ ऊपर को खिच जाना, इन 
आखो से साफ दिखलाई देता है और सब कहते हैं कि 
मालिक सब जगह है और जीव उसकी अश है। वह 
मालिक आनन्द स्वरूप है और जीव जो उसकी अश 
है, यह भी आनन्द स्वरूप है यानी जीव एक किरन 
उसी आनन्द स्वरूप सूरज यानी भडार की है, पर 
इसका उस भडार से जुदा होकर इस दुनिया में जड़ 
पदार्थो के साथ मुहब्बत कर के बधन हो गया है। और 
जितना कि स्वाद रस और मजा है, सब सुरत की धार 
का है। इसकी धार जिस इ्द्रिय के मुकाम पर आती 


है, तब उस इन्द्रिय के भोग का रस और मजा मालूम 
होता हे। इससे जाहिर है कि सब रस और मजे और 
स्वाद और आनन्द इसी चैतन्य मे है और जिस जिसमें 
जिस कदर कि रूह, चैतन्य की धार, है, उसी कदर 
रस और आनन्द है।। 


३ - सत कहते है कि जहाँ से यह सब घारे रूह की 
आई हैं, वह भंडार महा सुख और आनन्द का है। 
इसलिये जो कोई सच्ची नजात और पूरा सुख और 
अमर आनन्द चाहे तो वह उस मुकाम में पहुँचे कि जहाँ 
से सुरत की धार आई है। वह देश भी अमर है और 
वहाँ का सुख भी अमर और अपार है और यह सुरत भी 
वहाँ पहुँच कर विदेह यानी गिलाफों से अलेहदा हो 
जावेगी | | 


| ८] शहलाभाग [ ३५ | भाग 


४ - दुख सुख सिर्फ माया की मिलौनी यानी देह या 
गिलाफ के साथ बन्धन और भोगों की चाह के सबब से 
होता है। इस वास्ते भोगों की चाह कम करके और 
गिलाफो से रूह को हटा कर जिस कदर फुरसत मिले, 
उस कदर वक्‍त अपना सुरत और मन की सफाई और 
चढ़ाई मे खर्च करे। सल इसकी तरकीब बताते हैं। 
उसके मुवाफिक कार्रवाई करना चाहिये। जैसे कि 
जाग्रत में सुरत की बैठक आँख में है, चाहिये कि इसी 
मुकाम से उस ऊँचे देश की तरफ जिसको राधास्वामी 
धाम कहते हैं ओर जहाँ से शुरू मे सुरत का उतार हुआ 
है, आहिस्ता आहिस्ता चलावे । | 


५ - सच्चे मालिक का नाम राधास्वामी है और 
उन्हीं के चरनों में पहुँचना है।। 


६ - और मालूम हो कि तरकीब संतों के अभ्यास 
की ऐसी आसान हे कि जिसको लडका जवान और 
बूढ़ा, स्त्री और पुरुष, पढ़ा और अनपढ़, गृहस्थ और 
विरक्त,सब कर सकते हैं। एक, नशे की चीज़ और 
गोश्त का खाना मना है। गोश्त खाने से दिल सरबत 
और मोटा होता है और उसकी तवज्ज्ह बाहर की तरफ 
होती है और जिस जानवर का कि गोश्त खाया जावेगा, 
उसका भी असर तबीयत मे आवेगा और नशे की चीज 
के इस्तेमाल से दिमाग की रगो मे खलल पैदा होता है। 
और एक यह भी शर्त है कि अभ्यासी किसी शख्स को 
अपने जाती फायदे या मतलब के लिये दुख न दे, मन 
कर के बचन कर के या काया करके और जहाँ तक 
बन सके, सब को सुख पहुँचावे, नही तो दुख देने से 
तो बचे | | 


बज 


| ३६ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


७ - और खाने पीने मे इस कदर होशियारी रक्‍्खे 
कि बहुत पेट भर के न खावे। किसी कदर हल्का रहे, 
जिससे सुस्ती और नीद न आवे। सिर्फ यह शर्ते 
दरकार हैं और बाकी अभ्यास की तरकीब ऐसी है कि 
बहुत आराम के साथ उसकी कार्रवाई हो सकती है 
और सब जगह और सब वक्त बन सकता है। किसी 
तरह की रोक टोक नही है और इस अभ्यास में स्वास 
का रोकना नहीं होता है। और मतों में स्वास का रोकना 
बताया है। इस सबब से वह अभ्यास किसी से नहीं 
बना । और उसमे सजम और खतरे सख्त हैं। इस 
सबब से गृहस्थी से तो वह अभ्यास हरगिज़ नही बन 
सकता ओर विरक्त के वास्ते भी मुश्किल और ख़तरनाक 
हे। | 


८ - अब चाहिये कि सुरत को आशा अपने निज 
घर की बँधवा कर, आहिस्ता आहिस्ता चलावे । जो 
ऐसी आशा दृढ़ रही तो आहिस्ता आहिस्ता काम चल 
निकलेगा, पर इसकी मियाद मुकर्रर नही हो सकती कि 
किस कदर आरसे में काम पूरा होगा। यह अनुरागी के 
शौक पर मुनहसिर है। जिस कदर शौक तेज़ होगा, 
उसी कदर रास्ता जल्दी तै होगा।। 


९ - चलने का रास्ता यह है कि जिस धार पर या 
सड़क से कि सुरत आई है, उसी रास्ते जाना होगा।। 


१० - रचना में कुल्ल कारखाना धारों का है, ख्वाह 
वह नजर आवे या नही, जैसे जब हम देखते हैं, तब 
रोशनी की धार आती है। जब सुनते हैं, तब शाब्द की 
धार । जब सूँघते है, तब खुशबू या बदबू की धार आती 
है। और सूरज की रोशनी यहाँ किरनों के वसीले से 


| ८] शहलाभाग [१७ | भाग 
आती है। ऐसे ही सुरत किरन जिस धार पर कि उतर 
कर आई है, उसी धार पर उसको सवार करा कर ऊँचे 
की तरफ को चलना चाहिये ।। 

११ - आदि जहूर कुल्ल मालिक का शाब्द है और 
वही जान की धार है। और जहाँ धार होगी, वहाँ शब्द 
भी जरूर होगा और शाब्द की बराबर कोई रास्ता 
दिखाने वाला और अँधेरे मे प्रकाश करने वाला नही है। 
इस वास्ते चाहिये कि शब्द को पकड कर चढ़े और 
उसका भेद भेदी से मिल सकता है। रूह यानी सुरत 
की धार पिंड मे पहले दोनो आँखों के मध्य मे जो तिल 
है, आकर ठहरी और वहाँ से सब देह मे फैली । चाहिये 
कि इसी मुकाम से इस धार को पकड़े। पहिले अभ्यास 
उसके समेटने का करे, जेसे नाम का सुमिरन और 
स्वरूप का ध्यान और फिर शब्द का अभ्यास करे, 
उससे चढ़ाई होगी । । 


१२ - शब्द अन्तर में जो हो रहा है,वह हर एक 
स्थान के मालिक के दरबार से आता है और हर एक 
स्थान का शाब्द जुदा जुदा है। इस का भेद लेकर 
चलना चाहिये । | 


१३ - जैसे बाहर रचना धारों की है, ऐसे ही इस 
देह में भी कुल्ल कारखाना धारों का है जिसको नरवस 
सिस्टम (Nervous System) यानी रगों का मडल 
कहते हैं। इन्ही रगों में होकर रूहानी कुव्वत तमाम 
बदन में फैली हुई है। कुल्ल रचना में शब्द भरपूर है 
और सब बदन में काम उसी की धारों से चल रहा है 
पर जो शाब्द कि आसमानी है, उसी को पकड़ कर 
चलना और चढ़ना होगा। पहिले वक्त में मूलाधार यानी 


| ३८ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


गुदा चक्र से अभ्यासी चलते थे। सत कहते हैं कि 
असल बैठक जीव की आखो के बीच में हे। इस वास्ते 
संतों का रास्ता आँखों के मुकाम से चलता है।। 


१४ - संतों ने रचना को तीन बड़े दरजो में 
तकसीम किया है। एक निरमल चैतन्य देश जहाँ माया 
का नाम और निशान भी नहीं। दूसरा निरमल चैतन्य 
और निरमल माया देश जहाँ कि माया निहायत पाक 
और शुद्ध है। तीसरे निरमल चैतन्य और मलीन माया 
देश | हमारा देश मलीन माया के देश में है। जहाँ कि 
शुद्ध माया है, वह ब्रह्म देश है। और निरमल चैतन्य 
देश में चेतन्य ही चैतन्य है और वही संतों का दयाल 
देश है।। 


१५ - और फिर हर दरजे में छोटे दरजे शामिल 
हैं। दयाल देश, बतौर सिंध, अपार है। और ब्रह्मा 
उसकी लहर है। और जीव बतौर बूँद के।। 


१६ - संत मत की सब तरह बड़ाई है कि वह धुर 
स्थान का भेद देता है। और बाकी मत ब्रह्म देश से 
आगे नहीं गये। और सत देश की किसी को खबर न 
पड़ी क्योकि सहसदलकेंवल जोकि दूसरे दरजे में नीचे 
का मुकाम है, यहाँ सब मतों का अंजाम है यानी यही 
पद सबका सिद्धान्त है। और संत मत यानी राधास्वामी 
पथ मे जो आसान लरकीब अभ्यास की बताई जाती है, 
वह हर एक शख्स कर सकता है। दूसरे मतो में जो 
जुगल चलने की मुकर्रर है, वह निहायत मुश्किल और 
खतरनाक" है और जो कि शब्द आदि जहूर कुल्ल 
मालिक का है, इस सबब से इसकी धार को पकड कर 


|  १-अनिष्टकर,नुक्सादे | -अनिष्टकर, नुक्सानदेह 


| ८] शहलाभाग [ ३९ | भाग 


अभ्यासी घुर स्थान तक पहुँच सकता है। सिवाय शब्द 
के जो और धारे हैं, वह नीचे के स्थानो से निकली हैं। 
उनको पकड़ कर अभ्यासी घुर तक नहीं जा सकता ।। 


१७ - ओर मालूम हो कि सुरत शब्द का रास्ता प्रेम 
से तै होगा क्योकि जिसको जिस बाल का सच्चा शौक 
है, वह उस काम को अच्छी तरह कर सकता है। और 
जो कि यह मार्ग निज प्रेम का है, सच्चे मालिक के 
-चरनो में, इस वास्ते चाहिये कि ऐसी प्रीति राधास्वामी 
के चरनो में पैदा करे, जेसे कि पुत्र पिता के साथ 
करता है। जिसके हिरदे मे सच्चा शौक मालिक के 
मिलने का है, वही अधिकारी इस मत का है और उसी 
को इस अभ्यास मे रस और आनन्द आवेगा। और 
जिसके सच्चा शोक नही है, उससे यह अभ्यास भी नही 
बन सकता, क्योकि यह काम इन्द्रियो और देह का नही 
है कि जबरदस्ती कराया जावे। जब तक मन में सच्चा 
शौक न होगा, यह मार्ग चल नही सकता। इन्द्रियो का 
काम जबरदस्ती भी आदमी कर सकता है। पर अन्तर 
मे मन का चलना बगैर प्रेम के नहीं हो सकता है। 


१८ - दान पुण्य वगेरा शुभ कामों मे दाखिल है, पर 
इन से मुक्ति हासिल नहीं हो सकती और अन्तर का 
परम सुख और परम आनन्द प्राप्त नही हो सकता । 
और दरशन कुल्ल मालिक राधास्वामी का भी जब तक 
कि सुरत उलट कर ऊंचे देश में न जावेगी, नहीं पा 
सकती है। 


१९ - जिस शख्स के सच्चा शोक हिरदे मे हे और 
मालिक के चरनों में प्यार है, उसको शाब्द सुनाई दे 
सकता है। और जो कि मालिक का मुकाम दूर है और 


| ४० | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


उसका जल्दी दरशन हासिल नहीं हो सकता है, इस 
वास्ते उसका जलवा कभी कभी अभ्यासी को दिखलाई 
देना, यह भी बहुल बड़ी बाल है कि उसी को देख कर 
होश नहीं रहेगा और निहायत आनन्द और रस प्राप्त 
होगा और फिर इसी तरह दिन दिन रस और आनन्द 
बढ़ता जावेगा और एक दिन काम पूरा बन जावेगा ।। 


बचन नवो 
उपदेश शाब्द के अभ्यास का 


१ - इस दुनिया में सब जीवों के मन में चाह सुख 
की मालूम होती है और हर रोज़ उसके वास्ते मेहनत 
और मशक्कत करते है और जो कुछ सुख यहाँ के 


हासिल होते है, वह पूरे पूरे नहीं मिलते और जो मिले, 
तो वह सब नाशमान है और उनमे आनन्द थोड़ी देर 
का है। । 

२ - अक्लमंद वह है जो दुनिया के हाल और सुखो 
को देख कर कि कोई यहाँ ठहराऊ नहीं है, खोज यानी 
तलाश करे कि परम सुख जो हमेशा एक रस कायम 
रहे, वह कहाँ है ओर जब कि इस दुनिया के छोटे छोटे 
सुखों के वास्ते उमर भर खपता रहता है और फिर वे 
सब सुख यहाँ के यहीं छोड़ जाता है, फिर उस सुख 
के लिये जो हमेशा एक रस रहे, जरूर तवज्जह करना 
मुनासिब मालूम होता है।। 

३ - दुनिया के सुखों की प्राप्ति की ख्वाहिश में 
बारम्बार जन्मना और मरना पड़ता है। इसलिये हर 

एक को चाहिये कि इन मे प्रीति कम करे और ऐसे 


| ४] पला भागा [ ३१ | भाग 


मुकाम के हासिल करने के वास्ते कोशिश करे कि जहाँ 
हमेशा पूरा आनन्द प्राप्त होवे।। 


४ - विचारवान आदमी इस दुनिया की नाशमान 
हालत को देख कर जरूर दिल मे ख्याल करता है कि 
कोई ऐसा स्थान भी है जो अमर होवे और जो सर्व सुख 
का भडार हो और जिसकी प्राप्ति के लिये एक बार 
मेहनत करनी पड़े और फिर हमेशा का आनन्द प्राप्त 
होवे और बार बार मेहनत न करनी पड़े ,जेसे यहाँ हर 
जन्म में नये सिरे से मेहनत करके दुनिया के सुख 
मिलते हैं और फिर वह मरने के वक्‍त एक दम सब 
छोड़ने पड़ते हैं। । 


५ - संत कहते हैं कि यह परम सुख का भडार 
तुम्हारे घट में मौजूद है।। 


६ - आदि में सुरत राधास्वामी के चरनों से उतर 
के ब्रह्मांड में होती हुई और वहाँ से मन को संग लेती 
हुई दोनों आँखों के मध्य में आकर ठहरी और वहीं 
इसकी असल बैठक है। फिर वहाँ से सुरत तमाम देह 
मे फैली और एक एक सुख या एक एक किस्म का रस 
जो दस इन्द्रियों के वसीले से हासिल होता है, सुरत 
की एक एक धार का है, जो इच्द्रिय द्वारे बेठ कर लेती 
है। अगर सुरत की धार उस इन्द्रिय पर न हो तो वह 
इन्द्रिय कुछ काम नहीं दे सकती है और वह सुरत 
कतरा या बूँद है, सत्तपुरुष राधास्वामी सिध की । अब 
जब कि एक कतरा इस कदर सुखदायक है तो उस 
सिंध के सुख की क्या महिमा की जावे।। 


७ - संत फरमाते हैं कि जो सुख कि सुरत के 
भडार में है, वह अविनाशी है और वह देश भी अविनाशी 


| ४२ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


है और लुम भी अविनाशी हो। पर मन और माया का 
सग करके इस मृत्युलोक मे दुख सुख और जनम मरन 
भोगना पड़ता है। जब कि दुनिया के नाशमान और 
लुच्छ सुखो के लिये रात दिन उमर भर मेहनत करते 
हो, तब उस सुख के लिये जो सर्व सुखों का भडार है, 
किस कदर मेहनत करनी चाहिये। जिस कदर मुमकिन 
हो, कम से कम दो घटे सुबह और शाम या चार घटे 
सुबह और शाम तवज्जह के साथ इस काम के वास्ते 
अभ्यास करना मुनासिब है, जो शोक होवे, क्योकि हर 
एक गृहस्थी चार घटे अभ्यास दो तीन दफे करके हर 
रोज़ कर सकता है। बहुत से आदमी छ: सात या आठ 
घटे रोज नौकरी करते हे ओर कोई कोई दस घटे और 
बारह घटे रोज मेहनत करते हैं, फिर जो कोई चाहे वह 
कम से कम दो घटे और भी चार घटे बल्कि छ: घटे 
परमार्थ के काम के वास्ते निकाल सकता है ।। 


८ - यह भी जाहिर है कि सुरत यानी जीव का 
रास्ता आने जाने का घट में होकर है। पेदा होने के 
वक्‍त मस्तक से सुरल की धार पिंड में उतरती है और 
मरते वक्त उसी तरफ को खिचती हुई नज़र आती है 
तो जिस धार पर सुरत उतरी है, उसी धार को पकड़ 
कर चलना चाहिये क्योकि जब मरते वक्‍त चढ़ाव सुरत 
का मालूम होता है, उस वक्‍त किस कदर तकलीफ 
होती है। इस से पेश्तर से उस को रोजमर्रा आदत 
चढ़ने की उस मुकाम की तरफ डालनी चाहिये और 
डस अभ्यास में हर रोज नवीन आनद मिलता जायेगा 
और मरते वक्‍त जो कष्ट या तकलीफ गृहस्थियों 
ससारियों को होती है, वह अभ्यासी को नही होगी, 
. बल्कि अतर में खिंचाव के साथ आनद बढ़ता जावेगा ।। | 


| ४] पला भागा [ ४३ | भाग 
९ - दुनिया का सब सामान और बाहरमुखी काम 
सुरत के बहकानेवाले और भरमानेवाले हैं। यह सुरत के 
निज घर में पहुँचने का रास्ता नही है। जो कुछ यहाँ का 
सामान हे, उस में से कोई चीज सग नहीं जाती। इस 
वास्ते उनमें वाजिबी और जरूरत के मुवाफिक दिल 
लगाना चाहिये । | 
१० - जो दुनिया के भोग बिलास की चाह रखते हैं 
और जिन्होने इसी देश को अपना वतन" माना है और 
उसी के वास्ते मेहनत करते हैं, ऐसों के वास्ते सत मल 
नहीं है। वह करमकॉड में यानी जो परमार्थी चाल कि 
उनके बुजुगों से चली आई है, उसी में लगे रहें। उसी 
में थोड़ा बहुत फायदा उन को हासिल होगा यानी कुछ 
शुभ कर्म उन से बन जावेगा और उसका फल थोड़ा 
सुख मिल जावेगा, पर यह जीव चौरासी के चक्कर 
और जनम मरन से बच नही सकते। जिनको दुनिया 
और कुदरत का कारखाना देख कर जनम मरन और 
देह के दुख सुख से बचने और मालिक से मिलने का 
शौक पैदा हुआ है, उनके वास्ते राधास्वामी यानी संत 
मल है और उनको चाहिये कि जिस कदर बन सके, 
विरह और प्रेम अग लेकर सुरत और मन को शब्द में 
जो घट घट में भरपूर है, लगावें। और शाब्द का भेद 
और जुगल चलने की भेदी से मालूम होवेगी। कोई दिन 
के अभ्यास से अन्तर में खुद मालूम होता जावेगा कि 
किस कदर अभ्यास में तरक्की हुई और परचे भी मिलते 
जावेगे और दिन दिन प्रेम बढ़ता जावेगा ।। 
११ - जो कोई ऐसा मान रहे है कि मालिक सब 
जगह मौजूद है, फिर आना जाना कहाँ है, यह बात 


| ४४ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 
दुरुस्त नहीं है क्योंकि ख़ुद जीव यानी सुरत इस कदर 
परदों या गिलाफो में पोशीदा है कि जब तक वह न 
फोडे जावे, तब तक अपना रूप नजर नही आवेगा और 
फिर वहाँ से सच्चे मालिक यानी भडार का दर्शन और 
भी दूर है और कितने ही परदों में गुप्त है। इसी तरह 
यह भी परदे फोड़ कर घुर मुकाम तक पहुँचना हो 
सकता है। इन लोगों की जब नजर पड़ेगी तो बाहर के 
परदे या गिलाफ पर जिसको रथूल शरीर कहते हैं और 
यह हर दम बदलने वाला और नाशमान है, फिर 
उनको सत्तपद का दर्शन कैसे मिल सकता है? वेदान्त 
शास्त्र कहता है कि अन्नमई कोशा, प्राणमई कोश, 
मनोमई कोश और ज्ञानमई कोश के परे जो आनन्द 
मई कोशा हे, वहाँ जीव यानी आत्मा का बासा है। इन 
परदो को फोड़ कर जीव यानी सुरत का दर्शन हो 
सकता है। और जब इन परदों के फोड़ने का अभ्यास 
कुछ भी नहीं किया जाता तो इन बातों का कहना और 
सुनना बे-फायदा है क्योंकि खाली बातों से मुक्ति या 
सच्चा उद्धार हासिल नही हो सकता। देखो किसी 
दरख्त के बीज को कि उसकी रूह कितने परदोौ यानी 
लह या छिलकों मे और फिर उसके मग्ज के अन्दर 
किसी जगह में पोशीदा है, जहाँ कि वक्त उगने के 
कुला फूट कर धार रूप होकर निकलता है। इसी तरह 
सब शारीरो मै रूह यानी जीव या सुरत कितने ही परदों 
में पोशीदा है और उसका दर्शन सब परदे हटा कर 
अतर के चैतन्य यानी रूह की दृष्टि से हो सकता है। 
बाहर की रचना में यह एक एक परदा एक एक मडल 
के साथ मुवाफिकत रखता है। सो जब तक भेद इन 
परदो का दरियाफ्त करके और उनके पार जाने की 


2 


| ४] शहलाभाग [ ४५ | भाग 


जुगती का अभ्यास नही किया जावेगा, तब तक रास्ता 
तै न होगा और न जब तक सच्चे मालिक का दर्शन 
मिल सकता हे । राधास्वामी मत में भेद इन परदो का 
और जुगल उनके ते करने की साफ साफ बताई जाती 
है और उसका अभ्यास करने से आहिस्ते आहिस्ते 
सुरत यानी रूह देह के मुकाम से ब्रह्मांड की तरफ 
सरकली जावेगी और जिस कदर उस तरफ को चलती 
जावेगी, उसी कदर उसको अंतर मे आनन्द और रस 
मिलता जावेगा और देह और ससार के दुख सुख और 
भोगों की चाह का असर कम होता जावेगा। 


१२ - सोते वक्त रूह यानी सुरत की धार आँख 
और सब इर्द्रियों के मुकाम से किसी कदर अन्तर की 
तरफ हट जाती है। फिर चिन्ता और दुख सुख देह 


और ससार का बिलकुल नहीं व्यापता है। इसी तरह से 
जब डाक्टर लोग शीशी की दवा यानी क्लोरोफार्म 
सुंघाते है, उस वक्‍त बदन के काटने की तकलीफ नही 
मालूम होती। और ऐसे ही नशे की हालत में भी सुरत 
किसी कदर मामूली यानी आँख के मुकाम से सरक 
जाती है कि उसी वक्‍त सरूर यानी नशे का आनन्द 
आजाता है और चित्त भी उदार हो जाता है क्योकि उस 
वक्‍त कोई इसके पास आवे, सब को उसी नशे की 
चीज़ चाहे जैसी कीमती होवे, मिस्ल शराब या अफयून 
के , खिला पिला कर अपने मुवाफिक नशे के सरूर में 
मस्त करना चाहता है। और दुनिया के सोच और 
फिकर और रज किसी कदर बिलकुल हट जाते है या 
दूर हो जाते हैं और इसका मन भी निष्कपट हो जाता 
है क्योकि नशे के वक्‍त में जो कोई इस से कोई भेद 


न 


| अध | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 
की गुप्त बात पूछे तो बे-तकल्लुफ फौरन जाहिर कर 
देता है।। 


१३ - अब ख्याल करना चाहिये कि जब कि नशे या 
क्लोरोफार्म की मदद से सुरत के थोड़े बहुत आँख के 
मुकाम से सरकने मे इस कदर दुख और दर्द और 
फिकर देह और ससार का दूर हो जाता है और अन्तर 
मे एक तरह का आनन्द या रस आता है तो जो कोई 
अभ्यास की कमाई से बा-इख्तियार अपने यानी स्वतन्त्रता 
के साथ, चाहे जब अन्तर में सुरत को इधर से हटा कर 
ऊपर को चढ़ाने की ताकत हासिल करेगा, उसको 
किस कदर क़ुदरत की ताकत नज़र आवेगी और 
आनन्द प्राप्त होगा और सफाई रूह और मन की होती 
जावेगी और देह और ससार के दुख सुख का असर 
दिन दिन कम होता जावेगा। इससे ज़ाहिर है कि सच्ची 
मुक्ति और सच्चा उद्धार एक दिन इसी जुगल यानी 
सुरत शाब्द की कमाई से हासिल होना मुमकिन है। 
और जो बाहरमुखी परमार्थी पूजा या चाले हैं या अन्तर 
में हिरदे और नाफ के मुकाम के अभ्यास हैं, उनसे 
सच्चा उद्धार और रूह की अपने निज घर की तरफ 
चढ़ाई मुमकिन नहीं है।। 


बचन वदसवाँ 
सतसंगियों की रहनी का वर्णन 


सवाल - राधास्वामी मत के सतसंगी की रहनी क्या 
होनी चाहिये कि जिससे प्रीति और प्रतीत रोजमर्रा 
बढ़ती रहे और अभ्यास का भी रस मिलता रहे? 


| १०]... पला भागा [ ४७ | भाग 
जवाब - सतसगी को चाहिये कि जब से 
राधास्वामी मत का उपदेश लेवे, 


(१) - अपना खाना आहिस्ते आहिस्ते चार छः 
महीने के अरसे में अन्दाजन चौथाई और जो ज्यादा 
शौकीन अभ्यासी है तो तिहाई कम करे। और 


(२) - ससारी लोगों से मेल इस कदर रक्खे कि 
जितना उसके व्यवहार की कार्रवाई के लिये जरूर है 
और फिज़ूल बैठक और बात चील उनके साथ न करे। 
और 

(३) - अपने रोज़गार में किसी को धोखा न दे; 
अपने फायदे के वास्ते; और न दूसरे का हक बे-वाजिब 
लेवे और काम अपना दुरुस्ती और होशियारी से करे। 
और 

(४) - जहाँ तक बन पड़े, ऐसी बात चीत कि 
जिसमे बे-मललब और बे-जरूरत किसी की निदा या 
स्तुति करनी पड़े, न करे ओर जहाँ तक बने, किसी से 
ईर्षा और विरोध और क्रोध न करे। और 


(५) - अपने फुरसत के वक्त में सिवाय मामूली 
अभ्यास यानी भजन सुमिरन और ध्यान के परमार्थी 
विचार या चितवन करता रहे या दुनिया के हाल पर 
नजर करके उससे अपने मन को समझौती देता रहे 
और कुदरत का हाल और मालिक की कारीगरी हर 
तरह की देख कर उसकी महिमा मन मे करता रहे। 
(हर तरह के कहने में कुल्ल रचना आसमान की और 
जमीन पर चारों खान की, सब आ गई) और जब कोई 
सख्त वाकआ या वारदात कुदरती सुनने मे आवे, तब 
| अपनी हालत की निरख परख करके होशियारी बढ़ावे | 


| ४८ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


और मालिक का शुकराना करे कि ऐसी आफतों से 
बचाये रक्खा है। और 


(६) -नशे की चीज़ और मास अहार से बिलकुल 
परहेज करे । और 

(७) - मन मे तरगे बे-फायदा और फिज़ूल दुनिया 
की चाह की न उठावे। और 

(८) - जो कोई ससारी चिता या फिकर या दुख 
मन मे आवे तो उसका रूप न बन जावे। जहाँ तक 
बने, विचार करके उस ख्याल को हटावे और 
राधास्वामी दयाल की मौज का आसरा ले और जो वह 
न हटे तो मुनासिब है कि उस वक्त प्रार्थना के साथ 
ध्यान या भजन में बैठ जावे और उस रोज ज्यादा 
तवज्जह और होशियारी के साथ अभ्यास करके अपनी 
चिन्ता या दुख को राधास्वामी के चरनों में अर्ज करे, 
पर जवाब न माँगे और बाहर जो तदबीर या जतन 
दस्तूर के मुवाफिक मुनासिब होवे, वह उस के हटाने 
या दूर करने के वास्ते करे, पर फल उसका मौज के 
ऊपर छोड़ दे और पहिले ही से अपने मन मे विचार 
करके सीधी और उलटी मौज के साथ मुवाफिकत 
करने को तैयार हो जावे। इससे यह फायदा होगा कि 
चिन्ता बार बार और ज्यादा नहीं सलावेगी। और 


(९) - जब सामान ख़ुशी का मयस्सर* आवे तब 
उसमें बहुत न हरखे और न फूले क्योकि इसमे सुरत 
फैलती है। उस वक्त ऐसा ख्याल करे कि जो अपने 
मन को सम्हाले रक्खेगा तो उसके अभ्यास में खलल न 
पड़ेगा और नहीं तो मौज उसके मन को किसी न 


(| _ भ१तप्राप्तहोवेो | - प्राप्त होवे। 


| १०] पला भागा [ ४९ | भाग 


किसी तरह से उदास करके सम्हालेगी । ऐसा डर और 
ख्याल मन मे रख कर अपनी सम्हाल करता रहे। और 


(१०) - जब कभी तबीयत बीमार होवे या और 
तरह की तकलीफ होवे, जिससे भजन और ध्यान में 
बैठ न सके तो जैसे बने, लेटे लेटे या बैठे बैठे, मन या 
चित्त से चरनों का सेवन करता रहे। जो इसका मन या 
चित्त चरनो में लगा रहेगा तो वह बीमारी या तकलीफ 
इसको कम व्यापेगी और जो ज्यादा बीमारी या तकलीफ 
में यह भी न बन पड़े तो मन से राधास्वामी नाम का 
सुमिरन ही करता रहे और संग संग थोड़ा बहुत स्वरूप 
का भी ख्याल रक्खे। इस तरह से भी तकलीफ जरूर 
थोड़ी बहुत कम हो जावेगी । और 


(११) - जहाँ तक बन सके, किसी आदमी या 
जानवर या चीज मे अपने चित्त का बधन हह से ज्यादा 
न करे क्योकि ज़्यादा बधन में दुख सुख ज़्यादा भोगना 
पड़ता है और अपना ख्याल भी बॅटा हुआ रहता है और 
भजन या ध्यान में कम सिमटता है। और 


(१२) - हर एक के साथ जिन से इसको काम पड़े, 
जहाँ तक मुमकिन होवे, मुलायमत या दीनता या प्यार 
के साथ बरताव करे। सो मुलायमत तो उनके साथ जो 
अपने से छोटे हैं। जो बराबर के हैं उनके साथ प्यार 
और जो बड़े हैं उनके साथ दीनता । और 


(१३) - अपने मतलब के वास्ते किसी को न 
दुखावे, बल्कि जहाँ तक बन सके, सुख पहुँचाना 
चाहिये और जो कोई ऊँच नीच बचन कहे, तो जहाँ 
तक मुनासिब होवे, उसकी बरदाश्त करे और किसी के 
साथ झगड़ा न पैदा करे और जो अपना थोडा सा j 


| ५० | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


नुकसान भी होवे तो भी जहाँ तक मुनासिब होवे, 
उसका सोच और ख्याल न करे और अपनी तबीयत 
को झगडे बखेड़े और तकलीफ से बचाता रहे। 

मसा बाचा कर्मना, सब को सुख पहुँचाय। 

अपने मतलब कारने, दुक्ख न दे तू काय।।१।। 

जो सुख नहि तू दे सके, तो दुख काहू मत दे। 

ऐसी रहनी जो रहे, सोई शब्द रस ले।।२।। 

(१४) - और जब अभ्यास मे बैठे तो जो उस वक्त 
विरह या प्रेम अग नहीं है, तो अपनी कसरों के ऊपर 
ख्याल करके चित्त मे दीनता लाकर प्रार्थना करता हुआ 
भजन करे तो जरूर थोड़ा और बहुत मन स्थिर होकर 
रस पावेगा क्योकि जब मन का अग दीन हुआ, उसी 
वक्त थोड़ा बहुत प्रेम अग जागेगा। और जब प्रार्थना का 
असर दिल पर हुआ, उसी वक्त प्यार अग थोड़ा बहुत 
पैदा हो जावेगा तो उस तरफ से भी दया आवेगी । और 

(१५) - मुनासिब है कि अपने मन की थोड़ी बहुत 
चौकीदारी करता रहे कि फिज़ूल तरंगे न उठावे और 
जो उठें तो उनको जल्द हटाता रहे ओर जहाँ तक बन 
सके, दूसरों की कसरों पर नज़र न डाले और किसी 
पर तान न लगावे । हमेशा अपनी कसरों को देखता रहे 
और उनके दूर करने का जलन करता रहे। लेकिन जो 
कोई कि इसके सुपुर्द हैं या इसके साथ प्यार भाव 
रखते है या इसके बचन को मुहब्बत के साथ सुनते हैं 
तो उनको प्यार के साथ या खौफ दिला कर या जिस 
तौर से मुनासिब होवे, समझावे और कसरों के दूर 
करने का जलन बतावे या जो कोई कि इसके सग में 
हैं और उनकी कोई चाल ढाल इस किस्म की हे कि 
h जिससे बहुत हर्ज और नुकसान होता मालूम पड़ता है | 


| ११] पला भागा [ ५१ | भाग 


तो उनको एकांत मे या जिस तरह पर मुनासिब हो, 
समझाना वास्ते उस चाल के छोड़ने के और नसीहत 
करना दुरुस्त है और जो वह न माने तो उन के संग 
से जिस तोर से मुनासिब होवे, अपने लई हटा ले और 
अपना बचाव कर लेवे।। 

यह थोड़ा सा हाल रहनी का बयान किया गया है। 
जो कोई परमार्थी है, वह अपनी हालत के मुआफिक हर 
जगह और हर वक्‍त और हर काम मे राधास्वामी दयाल 
की दया की तरफ नज़र रख कर जेसी कुछ सम्हाल 
दरकार है, अपने आप विचार कर के कर सकता है। 
इस वास्ते इस मामले में कोई कायदा खास मुकर्रर 
नही हो सकता । हर एक आदमी अपने निर्मल मन और 
बुद्धि से थोड़े विचार के साथ हर एक काम मे भलाई 
और बुराई आप समझ सकता है। और जो यह परमाथी 
है, तो परमार्थ के कायदे के मुवाफिक जिस तरह 
इसको अपने और पराये के साथ बर्ताव करना चाहिये, 
यह आप समझ कर मुनासिब तौर पर कर सकता है। 
थोड़ा सा दया भाव और कोमलता हृदय मे होनी 
चाहिये । बाकी राधास्वामी दयाल की दया से सच्चे 
परमार्थी की सम्हाल आप हर हालत में होती रहेगी ।। 


बचन ग्यारहवाँ 


सत सतगुरु की महिमा और सुरत शब्द 
अभ्यास की बड़ाई 


१ - सब लोग मालिक की तलाश मे टटोलवाँ चले 
है। जिसको जहाँ तक का भेद मालूम हुआ, उसी को 


| ५२ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


उसने सिद्धांत समझा । और सच्चे मालिक का पता 
सिवाय सतो के किसी को नही मिला । अकसर लोग 
समझते हैं कि प्राण की साधना से सच्ची मुक्ति हासिल 
हो सकती है ओर तीन लोक के मालिक का दर्शन मिल 
सकता है। लेकिन प्राण की साधना गृहस्थी जीवों से तो 
बिलकुल नहीं हो सकती क्योंकि उसके सजम यानी 
परहेज ऐसे हैं कि जब तक गुहरथी घरबार और 
रोजगार को छोड़ कर अलेहदा न हो जावे, तब तक 
कुछ अभ्यास बन नहीं सकला । और फिर अभ्यास में 
जरा सी भी बद-परहेज़ी से खौफ बहुत हैं। या तो कोई 
बीमारी ऐसी लग जावे कि जनम भर न जावे या फौरन 
मृत्यु हो जावे। जब गृहस्थियों से यह अभ्यास न बन 
सका तो गोया बड़ा हिस्सा जीवों का तो उद्धार के 
काबिल नहीं हुआ। अब विरक्त जो जवान हैं, उनसे तो 
कुछ बन भी सकता है, पर वे भी उसके सख्त सजम 
और परहेज वगैरा से लाचार होकर रह गये और जो 
बूढ़े हैं, उनसे बिलकुल नहीं बन सकता । जब परमार्थ 
का ऐसा हाल देखा, लब सब जीव कर्म धर्म और मूरत 
पूजा और तीर्थ व्रत वगैरा मे लग गये और कोई २ 
थोड़ी विद्या हासिल करके उसी मे मगन हो गये। पर 
सच्चे मालिक का पता और सच्चे पद की प्राप्ति की 
जुगल किसी के हाथ नही लगी। कुल्ल मालिक 
राधास्वामी दयाल ने जीवों के उद्धार का दरवाजा बद 
देख कर आप सत सतगुरु रूप धर कर ससार में 
आकर अपना निज भेद आप प्रकट किया और वह निज 
भेद किसी मत की पुरानी किताबों में नहीं है। शब्द की 
महिमा सब मज़हबो मे गाई है। और शाब्द की जुगल 

हिन्दू और मुसलमानों के मज़हब में थोड़ी बहुत बयान 


| ११]. पला भागा [ ५३ | भाग 


की हे, पर प्राण के रोकने के साथ। इस सबब से वह 
जुगत किसी बिरले से बन पड़ी, पर आम लोग उसकी 
कमाई न कर सके और इस वास्ते उनका उद्धार या 
मुक्ति नहीं हुई। कुल्ल मालिक ने सतयुग त्रेता और 
द्वापर युग मे इस तरफ तवज्जह कम की, क्योकि सब 
जीव माया के सामान के साथ खुश थे, यानी उस वक्त 
मे लोग ऐसे दुखी न थे, जेसे कि अब रोग सोगा और 
निरधनता के सबब से दुखी हैं और जब तक कोई दुख 
न होवे, तब तक जीव को चेत नहीं होता। अब इस 
वक्त घोर यानी सर्त कलियुग में लोग दुखी और रोगी 
और सोगी बहुत है और माया के पदार्थो का विस्तार तो 
बहुत, मगर निर्धन लोग बहुत हैं। इस सबब से वह 
सामान माया का हाथ नही आता और फिर उमर भी 
कम हो गई है। ऐसी हालत देख कर कुल्ल मालिक ने 
इस कलियुग मे आप औतार धर कर अपने मिलने की 
जुगत ऐसी आसान कर दी कि जिसमे प्राण के रोकने 
की कुछ जरूरत नही और ऐसा अभ्यास बललाया कि 
जो सौ वर्ष का बुङ्ढा भी कर सके और आठ वर्ष का 
लडका भी कर सके और हर उमर के मर्द और औरत 
लेटे लेटे और बैठे बैठे कर सकते हैं। 


२ - अब समझना चाहिये कि आदमी का रूप चित्त 
यानी तवज्जह है। जहाँ जिस का चित्त है, वहीं वह आप 
मौजूद है। जब किसी ने भेद लेकर अपनी पूरी तवज्जह 
कुल्ल मालिक के चरनों मे लगाई तो वह उस वक्त 
वहीं यानी चरनो में मौजूद है ओर वही शाब्द भी मौजूद 
है। शरीर जहाँ पड़ा है, वहीं पड़ा है। आँख इन्द्रिय से 
दृष्टि बाहर की तरफ जाती है और सूरतों को देखती 

| है और कान के वसीले से बाहर का शब्द सुना जाता | 


| ५४ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 
है और जब कि आँख और कान दोनों बन्द करके और 
अन्तर का भेद लेकर तवज्जह चरनो मे लगाई तो जो 
आवाज आसमानी अन्तर मे हो रही हे और हर वक्त 
जिसकी धार जारी है, वह आसानी से सुनने में आ 
सकती है और मालिक के नूर का जलवा भी दिखलाई 
दे सकता है। और इसी आवाज़ को पकड़ के सुरत 
दरजे-बदरजे ऊपर को चढ़ कर एक दिन राधास्वामी 
के चरनो मे पहुँच सकती है। जितने रास्ते में ठेके या 
स्थान हैं, उसी कदर आवाज भी हैं। उनका भेद संत 
सलगुरु या उन के साध या खास सतसगी से मिल 
सकता है। | 
३ - सल सतगुरु खास मालिक का औतार हैं या 
उसके खास मुसाहब हैं और कभी उस से जुदा नहीं 
रहते। अगर थोड़ी देर के वास्ते जुदा भी दिखलाई देते 
हैं तो सिफ जीवो के उपकार के वास्ते, मगर असल मे 
वे कभी जुदा नही होते। हर हालत में इधर भी है ओर 
उधर भी हैं यानी उनकी सुरत की डोरी थोड़ी बहुत हर 
वक्त चरनों में कुल्ल मालिक के लगी रहती है। सिवाय 
उनके या उनके साध या खास सतसंगी के कुल्ल 
मालिक और उसके धाम का भेद कोई नहीं दे सकता 
है और सुरत और शाब्द का लखाव खोजी और 
दरदी परमार्थी को इस तौर पर कि उसके चित्त मे 
बचन ब-खूबी समा जावे और लसल्ली हो जावे, दूसरा 
नही कर सकता | | 
४ - शब्द असली जोहर की धार है और वही सुरत 
की धार है यानी जहाँ पर कि वह धार आकर ठहरी, 
उसी को 'सुरल' कहा जा सकता है और जब वहाँ से 
. ब-दस्लूर फिर धार जारी हुई, लब उसी का नाम “शब्द” | 


| ११] पला भागा [ ५५ | भाग 


हुआ और वह घारें “शब्द” ख्वाह 'सुरत' की धार 
कहलाई। देह में शब्द और सुरत की कार्रवाई का एक 
दूष्टात दिया जाता है, उस से कुछ हाल उस कार्रवाई 
का समझ में आ सकता है और वह दृष्टांत यह है।। 


५ - जेसे कपड़ा बुनने की कल में या रेलवे या 
किसी और कारखाने में जहाँ इंजन से काम लिया 
जाता हे, इंजन ऊँचे के मकान मे लगाया जाता है और 
वहाँ से एक बड़ी धार पहले बडे रस्से पर आती है और 
उस बड़े रस्से से छोटी छोटी रस्सियो पर जो कितनी 
ही कलों से लगी हुई हैं, वह धार आती है और उस 
धार की ताकत से सब कले छोटी और बड़ी चलती हैं। 
पर यह क्ुव्वत की धार जो कार्रवाई करती है, दिखाई 
नही देती । अगर रस्सी टूट जावे तो धार का आना और 
उस कल का काम जिस से रस्सी बॅँधी थी, बन्द हो 
जावे लेकिन यह रस्सी आप धार या धार की क्ुव्वत 
नहीं है। यह तो औजार है जिसके ऊपर धार सवार 
होकर आती है।। 


६ - इसी तरह से आदमी की देह में भी रगें हैं और 
उन्हीं रगों में होकर रूह की धार मस्तक से आती है 
और देह के अग अग को जो एक एक कल के 
मुवाफिक है, ताकत देती है। यह धार भी नजर नहीं 
आती, लेकिन उसकी कार्रवाई से उसका शरीर मे 
आना मालूम पड़ता है, जैसे जब कोई सोते से जागा 
और कुछ काम करने लगा तो मालूम हुआ कि शारीर में 
रूह की धार आई। इन्द्रियों की कार्रवाई से रूह की 
धार का देह में आना मालूम होता है। इसी तरह जब 
लड़का पेदा होता है, तब जो वह शब्द करता है, उससे 


| ५६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


मालूम होता है कि वह जिन्दा पैदा हुआ और जान की 
धार उसकी देह मै आई ओर नही तो, वह मुरदा समझा 
जाता है। | 


७ - अब मालूम करना चाहिये कि सुरत और शब्द 
उस जौहर का नाम है जिस के सबब से तमाम शरीर 
मे चेलन्यता और ताकत फेली हुई है। सिर्फ आवाज़ का 
नाम शब्द नहीं है।। 


८ - कोई अजान लोग कहते हैं कि शब्द आकाश 
का गुण है। यह लोग शाब्द को सिफ आवाज समझते 
हैं। यह उनकी बड़ी भूल है। क्योंकि वह जौहर जिस 
को संतों ने “शब्द” करके पुकारा है, आकाश की जान 
और उसका चैतन्य करने वाला है। उस जौहर यानी 
उस शाब्द का कोई खास रूप नही है और न उस मे 
रंग और रेखा है। वह अकह, अपार और अनत है और 
वही कुल्ल का कर्ता है। शब्द से ही कुल्ल रचना जाहिर 
हुई और उसी के बल से ठहरी हुई है और उसी की 
ताकत और चैतन्यता तमाम रचना में है। उसी की 
धारे इच्द्रिय और देह को ताजा कर रही हैं और वह 
शाब्द घट घट में मौजूद है। जो कोई अपने अन्तर में 
सतो के बचन के मुवाफिक ध्यान और तवज्जह करे, 
वह उस धार की आवाज़ को सुन कर और उस धार 
से मिल कर, उस का आनन्द ले सकता है।। 


९ - इस देह मे दस इन्द्रिय, चार अत:करण और 
पाँच दूत यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की 
धारो ने बहुत भारी शोर डाल रक्खा है। इनकी तरफ 
से तबीयत जब किसी कदर हटे तब शब्द सुनाई दे । 
इस तरफ से तवज्जह को हटाना और उस तरफ को 


2 


| १२] पला भागा [ ५७ | भाग 
लाना, इस को 'शौक” कहते है। जिस कदर यह शौक 
बढ़ता जावेगा, उसी कदर शब्द साफ २ और ऊंचे देश 
का सुनाई देगा और आनन्द बढ़ता जावेगा।। 


बचन बारहवाँ 
भेद नाम का 


१ - नाम की दो किस्मे हैं, ध्वन्यात्मक और 
वर्णात्मक | ध्वन्यात्मक उसको कहते हैं, जिसकी धुन 
घट घट के आकाश में आप ही आप हो रही हे और 
वर्णात्मक जो जबान से बोला जावे और लिखने में 
आवे | वर्णात्मक नाम, ध्वन्यात्मक नाम का लखाने 
वाला है यानी उसका स्वरूप है, जिस कदर कि बोलने 
में आ सकता है।। 

२ - ध्वन्यात्मक नाम के तीन दरजे हैं, उसी 
मुवाफिक जैसे कि कुल्ल रचना के संतों ने तीन दरजे 
मुकर्रर किये हैं। पहले दरजे का ध्वन्यात्मक नाम वह है 
कि जो निर्मल चैतन्य देश यानी सतों के देश मे गाज 
रहा है। और वह राधास्वामी नाम है कि जो कुल्ल और 
सच्चे मालिक का नाम है और जो आदि धार के साथ 
अनामी पुरुष से प्रगट हुआ और जिस की धुन ऊचे से 
ऊँचे देश मे, जिस को राधास्वामी धाम कहते हैं, आप 
ही आप हो रही है। इस नाम के अर्थ यह हैं कि 
'राधा' आदि सुरत या आदि धुन या आदि धारा का 
नाम है और 'स्वामी' कुल्ल मालिक जिस में से कि वह 
धुन या धारा निकली। दूसरा नाम इसी दरजे में 
 सत्तनाम सत्तपुरुष है, जहाँ से दो धारें निरंजन और | 


| 4८ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


जोत की निकली और जिन्होंने नीचे उतर कर ब्रह्मांड 
की रचना करी।। 


३ - दूसरे दरजे का ध्वन्यात्मक नाम ओकार है। 
इस दरजे मे निरमल चैतनय और निरमल माया की 
मिलोनी है। इसी को अनहद शब्द और मूल नाद कहा 
है। इसी से हिन्दुओं के सूक्ष्म वेद की धुन कि जो 
लिखने में नही आ सकती है, प्रगट हुई और इसी में से 
तीन लोक की रचना का मसाला निकला और इसी को 
ओंकार पुरुष कहते हैं। इस नाम का वेद मत की महा 
प्रलय और संतों की प्रलय में अभाव हो जाता है। पर 
सत्तपुरुष और राधास्वामी नाम हमेशा कायम रहते हैं। 
वहाँ किसी दरजे की प्रलय या महा प्रलय का असर 
नहीं पहुँच सकला ।। 


४ - रचना के तीसरे दरजे में भी जहाँ कि निरमल 
चैतन्य और मलीन माया की मिलौनी है, ध्वन्यात्मक 
नाम है। पर यह नाम सुरत यानी जीव चैतन्य कि जिस 
को वैराट स्वरूप कहते हैं उसके और मन के नाम हैं। 
और सत मल में इन का अभ्यास नहीं कराया जाला 
क्योंकि सुरत की बैठक छठे चक्र में है जो कि तीसरे 
दरजे का सिर या चोटी है और उसके ऊपर से संतों 
का अभ्यास शुरू होता है। ओकार पुरुष को गुरु और 
सत्तनाम सत्तपुरुष को सतगुरु और राधास्वामी को 
कुल्ल मालिक कहते हैं।। 


५ - इस से जाहिर है कि राधास्वामी नाम सच्चे 
कुल्ल मालिक का सब से ऊँचा और गहरा और पूरा 
नाम है। जो कोई अपना सच्चा और पूरा उद्धार चाहे, 
वह बगैर धुर धाम में पहुँचने के नहीं हो सकता है और 


| १२] पला भागा [ ५९ | भाग 
जब तक राधास्वामी नाम को अपने हिरदे में नहीं 
बसावेगा और उस की धार को पकड़ कर और रास्ते 
की मजिलों का भेद लेकर और इस नाम को अपना 
साथी बना कर नहीं चलेगा, तब तक काल और माया 
के जाल और विघ्नो से बचाव और घुर धाम मे पहुँचना 
नहीं हो सकेगा । जैसे कि आदि में धुर स्थान से धार 
प्रगाट होकर नीचे उतरी और किसी ठिकाने पर ठहर 
कर वहाँ की रचना उसने करी, इसी तरह उस स्थान 
से भी धार प्रगट हुई और ब-दस्तूर नीचे उतर कर 
दूसरे ठेके पर ठहरी और फिर वहाँ रचना पहिले रथान 
के मुवाफिक हुई और फिर वहाँ से धार नीचे को आई, 
इसी तरह जैसे कि ठेके और स्थान धुर धाम से सुरत 
के मुकाम तक रचे गये, वही इस तरफ से चलने वाली 
सुरत के वास्ते मजिले मुकर्रर इुई। और हर एक स्थान 
का शब्द जुदा जुदा है। जो कोई सत सतगुरु या उनके 
निज सतसंगी अभ्यासी से भेद इन मजिलो और उनके 
शब्दों का ले कर विरह और प्रेम अग के साथ उन 
शब्दों की धार, धुन को (जिस को ध्वन्यात्मक नाम 
कहते हैं) पकड़ कर चले, वही एक दिन आहिस्ता 
आहिस्ता धुर मुकाम तक पहुँच सकता है। राधास्वामी 
नाम जो कि मुराद आदि धुन या धार से हे, वह कुल्ल 
नीचे के शब्दों की धार या धुन की जान है यानी उन 
सब शब्दों की धार के अंतरगत वह धुन या धार मौजूद 
है। लेकिन उस पर जिस कदर धुर धाम से दूरी होती 
गई और जेसे मडल मे होकर उसका गुज़र हुआ, वैसे 
ही नीचे के चैतन्य और माया के खोलों में गुप्त होती 
चली आई । इस वास्ते राधास्वामी मल के अभ्यासियों 
को मुनासिब और जरूर है कि राधास्वामी नाम को 


| ६० | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | 
अगुवा करके अतर में अभ्यास करें तो उस धुन या 
धार के साथ जो रास्ते के हर एक स्थान के शब्द से 
प्रगट हुई है, मेल होता जावेगा और उस धार को पकड़ 
कर सहज में सुरत चढ़ती जावेगी और आहिस्ता 
आहिस्ता एक दिन राधास्वामी के चरनों में पहुँच कर 
अपने निज मालिक का दर्शन पावेगी।। 


६ - वर्णात्मक नाम के अभ्यास से, जो कायदे के 
ब-मूजिब हो और दुरुस्ती से किया जावे, सफाई 
हासिल होगी और ध्वन्यात्मक नाम के अभ्यास से सुरत 
यानी रूह आकाश मे यानी घट मे ऊँचे की तरफ 
चढ़ेगी। लेकिन आज कल ध्वन्यात्मक नाम का भेद 
और जुगल उसके अभ्यास की, सिवाय राधास्वामी मत 
के अभ्यासियों के और किसी मत में जारी नहीं है। 


वर्णात्मक नाम का अभ्यास अलबत्ता कर रहे हैं, लेकिन 
वह भी बगैर भेद और जुगल के। इस सबब से सफाई 
का भी फायदा जैसा चाहिये, उनको हासिल नही 
होता । | 

७ - जो वर्णात्मक नाम कि आज कल मशहूर हैं, 
वह दूसरे या तीसरे दरजे के नाम हैं और जो अभ्यास 
कि लोग कर रहे हैं, वह या तो जबानी सुमिरन है, 
बगेर पते नामी और उस के धाम और उसके रास्ते के, 
या स्वाॉँसा से जाप करते हैं और या हिरदे और नाफ के 
मुकाम पर उसका उच्चारण शुरू करते हैं। मगर इन 
सब सूरतों में ठीक ठीक पता नामी और उसके धाम 
और उसके रास्ते का किसी को मालूम नही। इस सबब 
से इस किस्म के अभ्यासियों की मेहनत और वक्त 
मुफ्त बरबाद जाते है और कुछ असर नाम के अभ्यास 


| १३]... पला भागा [ ६१ | भाग 


का उनके दिल पर नहीं होता यानी नामी की मुहब्बत 
और उसके मिलने का शौक पैदा नहीं होता। इस तरह 
पर चाहे कोई लाखों नाम लेवे पर उससे कुछ फायदा 
परमार्थी नहीं उठा सकता है। जो वर्णात्मक नाम का 
अभ्यास जुगत के साथ और नामी का पता मालूम 
करके किया जावे तो जल्द अंतर में सफाई हासिल 
होती हुई मालूम पड़े और मन में शोक भी पैदा हो। यह 
जुगल राधास्वामी मत में बहुत खोल कर समझाई जाती 
है और उसका फायदा भी अभ्यासियों को जल्द मालूम 


होता है। | 


८ - अब जो कोई अपना सच्चा उद्धार चाहे, 
उसको मुनासिब है कि वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक नाम 
का अभ्यास राधास्वामी मत की जुगल के मुवाफिक 


शुरू करे तो कोई दिन मे उसको अपने अतर मे इस 
अभ्यास से मुक्ति प्राप्त होने का यकीन अपने आप हो 
जायगा और सच्चे मालिक के चरनो में प्रेम दिन दिन 
बढ़ता जावेगा । | 


९ - सब मतों में नाम की महिमा कही है और 
हिन्दुओं के मत में खास कर लिखा है कि बगेर नाम के 
उद्धार नहीं होगा। मगर लोग नहीं जानते कि यह 
महिमा किस नाम की है और कौन जुगत से उसका 
अभ्यास करना चाहिये जिस से सच्ची मुक्ति हासिल हो। 
अब यह भेद खोल कर कहा जाता है कि जिस नाम की 
ऐसी महिमा हिन्दू और मुसलमान और और मतों में 
कही है, वह ध्वन्यात्मक नाम संतों के दूसरे दरजे यानी 
ब्रह्मांड के धनी का नाम है और जिस नाम की संतों ने 
महिमा कही है, वह ध्वन्यात्मक नाम संतों के अव्वल 


| ६२ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


दरजे यानी निरमल चैतन्य देश का है। इन नामों की 
आवाज़ को अतर में चित्त देकर सुनना और उनकी 
धार को पकड़ कर दरजे-ब-दरजे चढ़ना, यह सुरत 
शब्द का सच्चा अभ्यास है। जो कोई इस तौर 
से अभ्यास करे, वह थोड़े दिन मे अपने आहिस्ता 
आहिस्ता उद्धार होने का सबूत अपने अतर में देख 
सकता है और वर्णात्मक नाम बे-ठिकाने चाहे उमर भर 
जपा करे, कुछ हासिल नही होगा।। 


१० - जो कोई दूसरे दरजे यानी ब्रह्माड के 
ध्वन्यात्मक नाम का अभ्यास राधास्वामी मत की जुगल 
के मुवाफिक करेगा और उसके आगे चढ़ने का यानी 
सत्तपुरुष राधास्वामी के चरणों में पहुँचने का इरादा 
नहीं रखता है तो उसका भी पूरा उद्धार नही होगा 
यानी जनम मरन उसका, चाहे बहुत देर बाद होवे, 
जारी रहेगा । इस वास्ते सब को चाहिये कि पहले और 
दूसरे दरजे के ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक नाम का भेद 
और जुगल लेकर अभ्यास में लगें तो कारज पूरा 
होवेगा । | 


११ - मालूम होवे कि ब्रह्मांड के ध्वन्यात्मक नाम 
को लक्ष और वर्णात्मक को वाच्य स्वरूप ब्रह्म का कहते 


हैं। | 


१२ - सिवाय ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक नाम के 
जिनका जिक्र ऊपर हुआ, एक और किस्म के नाम भी 
हैं जिनको कृत्रिम कहते हैं यानी जो करतूत के ब-मूजिब 
नाम रकखवे गये, जेसे गोपाल, गिरधारी वगैरा। यह नाम 
जिस वक्त कि वह करतूत खलम हुई, जाते रहते हैं 
और कर्ता भी उस काम का गुप्त हो जाता है। फिर ऐसे 


| १३]... पला भागा [ ६३ | भाग 
नामो के जपने से कुछ भी परमार्थी यानी जीव के 
उद्धार का फायदा नहीं हो सकता, मगर लोग इस बाल 
से बिलकुल बे-खबर हैं। और मालूम होवे कि जितने 
नाम तीसरे दरजे के हैं वह सब थोड़े बहुत इसी किस्म 
से हैं। इनके जाप से चाहे थोड़ी बहुत सिद्धि और शक्ति 
हासिल हो जावे, पर वह ऐसे अभ्यासी को मन और 
माया यानी काम और क्रोध और मान बड़ाई के चक्कर 
में डालकर लहलुल-सराय यानी चौरासी जोनों में 
भरमावेगे | | 


बचन तेरहवाँ 
सलसग की महिमा 


१ - सतसंग की महिमा सब मतों में वर्णन की है, 
पर बहुत थोड़े लोग है जो इसकी कदर जानते हैं। 
बहुत से लोग तो यह भी नही जानते कि सतसंग किस 
को कहते हैं। तीर्थो और मच्दिरौ में लोग बे-शुमार जाते 
हैं पर सतसंग का खोज और उस में शामिल होने की 
चाह किसी के दिल में मालूम नहीं होती। इन कामों में 
फल बहुत कम है और जो कुछ है सो भी सैर और 
तमाशे में जाता रहता है।। 


२ - सतसंग का फायदा बहुत ज्यादा है पर उसकी 
कदर और चाह बहुत कम है। सच तो यह है कि जब 
तक कोई सतपुरुषों का गहरा सग नहीं करेगा और 
उनके बचनों को चित्त देकर नही सुनेगा और उन 
बचनो का मनन और विचार करके अपने फायदे की 
बातों को छाॉट कर थोड़ा या बहुत उनके मुवाफिक | 


| ६४ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


बरताव नहीं करेगा तब तक उस पर परमार्थ का रग 
किसी तरह नहीं चड़ेगा और न उसके मन और बुद्धि 
की हालत बदलेगी और न उसका चाल चलन दुरुस्त 
होगा । इस वास्ते सब जीवो को जरूर चाहिये कि अपने 
शहर मे और जहाँ कहीं कि वे जावें, सतसंग का खोज 
करके उस में जिस कदर बन सके, शामिल होकर 
उससे फायदा उठावे ।। 


३ - अब समझना चाहिये कि सतसंग किसको 
कहते हैं। सत अथवा राधास्वामी मत मे सतसंग नाम 
ऐसी सभा और संगत या जलसे का है, जहाँ कि सच्चे 
मालिक का निर्णय और उसकी महिमा और उस से 
मिलने के सच्चे रास्ते और जुगत का बयान होता होवे 
और राजाओं और सूरमाओं और दातारों की तारीफ 


और हाल का ज़िकर न होवे और मुखिया ऐसी संगत 
के संत सतगरू या साधगुरू होवे या उनका निज 
सलसगी जो प्रेम और सचोटी के साथ अभ्यास कर रहा 
होवे क्योंकि ऐसा सतसंग बगेर सत्तपुरुषों की मदद के 
जोकि आप मालिक से मिल रहे हैं या मिलने के लिये 
सच्चा अभ्यास कर रहे हैं और अपने तन मन और 
इच्द्रियो को साधना के बल से पूरा २ या किसी कदर 
काबू में लाये हैं, नही चल सकता और न किसी को 
उस से जैसा चाहिये, फायदा हासिल हो सकता है।। 


४ - जाहिर है कि जिस ने जिस बात की कमाई 
आप करली है, वह उस को दूसरों को भी अच्छी तरह 
समझा सकता है और कमाई भी करा सकता है और 
उसके बचन में भी किसी कदर असर होगा। और जो 
कि विद्या और बुद्धि की मदद से महात्माओ की बानी 


| १३]... पला भागा. [ ६५ | भाग 
और बचन को पढ़ कर सुनाते और समझाते हैं, न तो 
उनका बचन ठीक और दुरुस्त हो सकता है और न 
किसी को वे उसकी कमाई की जुगत बता सकते हैं 
और न कमाई करने वाले को मदद दे सकते हैं, 
बल्कि अतर के भेद को जिससे कि वह आप बिलकुल 
ना-वाकिफ हैं, उलटा पुलटा बयान करके लोगो को 
गलती मे डालेंगे और करम धरम में भरमावेगे। इस 
वास्ते उनका संग सतसंग नही हैं, बल्कि सच पूछो तो 
कुसंग में दाखिल है।। 

५ - अब मालूम करना चाहिये कि जहाँ सत 
सतगुरु या साधगुरू विराजते हैं या उनका कोई निज 
सलसंगी सलसग का मुखिया है तो वहाँ जरूर सच्चे 
मालिक का निर्णय होगा और यह भी बयान होगा कि 
किस तरह उसके चरनो मे सच्चा प्रेम और भक्ति पेदा 
होवे और कैसे वह दिन दिन बढ़ती जावे और कौन 
जुगल और अभ्यास से मन और इच्द्रियों का जोर कम 
होवे और दुनिया और उसके सामान की चाह और 
कदर किस तरह दिन दिन हलकी होती जावे और 
किस तौर से जीवों को व्यवहार और परमार्थ की 
कार्रवाई करनी चाहिये कि जिससे उनके पिछले कर्म 
कटते जावे और आइदा को उनके सिर पर दुखदाई 
और फिर जन्म दिलाने वाले कर्म न चढ़ते जावे।। 

६ - जब ऐसा सलसग जीवो को मिले और वे चित्त 
देकर सच्चे शौक के साथ बचनों को सुने तब ज़रूर 
उनकी परमार्थी समझ दिन दिन बढ़ती जावेगी और 
दुनिया और उसके भोगो का भाव और प्यार आहिस्ता 
आहिस्ता घटता जावेगा और जो जो भूल और भरम 


| ६६ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 
और उल्टी पुल्टी समझ ससारियो और अनेक तरह के 
लोगों का संग करके उनके दिल मे समाई हुई हैं, 
आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जावेंगी और नाशमान और 
दुखदाई पदार्थो में उनकी पकड़ ढीली और कम होती 
जावेगी और प्रेमी और भक्तिवान लोगो के साथ जो 
सच्चे मालिक के सच्चे चाहनेवाले हैं और ख़ुद सच्चे 
मालिक के चरनों मे जोकि सर्व ज्ञान और सर्व आनन्द 
और सुखों का भडार हैं, दिन दिन प्रीति और प्रतीत 
बढ़ती जावेगी और पाप कर्मो से सच्चे मालिक का 
खौफ कर के तबीयत हटती जावेगी और जब ऐसे 
सतसगियो को भेद रास्ते का घट मे ओर जुगल मालिक 
के चरनो मे पहुँचने की सुनाई जावेगी तो वे शौक और 
उमंग के साथ उसके अभ्यास में लगेंगे और अतर मे 
रस और स्वाद अभ्यास का उनको आता जावेगा और 
सच्चे मालिक की दया की जैसी कि वह सच्चे प्रेमियो 
के ऊपर अपनी कृपा से करता है, अपने अन्तर में 
परख आती जावेगी और तब सच्चा यकीन आहिस्ता 
आहिस्ता मालिक की हर वक्‍त अपने अन्तर में मोजूदगी 
का और हाजिर नाजिर होने का दिल में पैदा होता 
जावेगा और तब ही वे सच्चा खौफ और सच्चा प्यार 
मालिक का अपने दिल मे लाकर सचौटी के साथ बुरे 
कामों से परहेज और नेक कामो में कोशिश और पैरवी 
करेंगे। | 
७ - जो कोई थोडे दिन भी ऐसा सलसग करेगा तो 
उस के भरम जरूर दूर हो जावेंगे और अनेक तरह की 
फिज़ूल पूजा और रस्मों मे अपना लन मन धन वृथा 
खर्च नहीं करेगा और धोखा देने वालों के फदे में नहीं 
| फँसेगा और तकलीफ और आराम के वक्त अपने | 


| १३]... पला भागा [ ६७ | भाग 


मालिक को भूल कर इधर और उधर चित्त नहीं चलावेगा 
यानी उसका मन डावॉडोल नहीं होगा क्योंकि जिस 
वक्‍त कोई शर्स अपने मालिक को छोड़ कर दूसरों से 
मदद मागला है तो साबित होता है कि या तो उसने 
अपने मालिक को समर्थ न जाना या उसकी मौजूदगी 
का यकीन उसके दिल में नहीं आया, तो इन दोनों 
सूरतों में वह शख्स मुनकिर यानी नास्तिक हो गया। 
और जो जरा सी दुनिया की तकलीफ में ऐसी डावॉडोल 
हालत हो गई तो आखीर यानी मौल के वक्‍त की हालत 
का क्या भरोसा हो सकता है। इस तरह का परमार्थ 
कुछ कार-आमद*^ नहीं हो सकता है, न जीते जी और 
न मौत के बाद | | 


८ - गौर करके दुनिया का हाल देखने से मालूम 


होता है कि थोड़ी या बहुत लोगों की ऐसी ही हालत है 
और सबब इसका यह हे कि उनको सलसग नहीं 
मिलता है और इसी वजह से मन और चित्त उनके 
हमेशा डावॉडोल रहते हैं और बजाय मालिक के यकीन 
और मुहब्बत के दुनिया का प्यार और खौफ दिल में 
जबर समाया रहता हे और परमार्थ और स्वार्थ में अनेक 
तरह के भरम और करम ओर सशयो में गिरफ्तार रहते 
हैं और अपने कर्मो का फल (जो कि मन और इन्द्रियों 
की चाह के मुवाफिक पाप और पुण्य का ख्याल छोड़ 
कर करते हैं) दुख सुख भोगते रहते हैं और अपने जीव 
के सच्चे कल्यान के वास्ते कोई काम उनसे नहीं बनता 
क्योकि ख़ुद-मतलबी लोगों के बहकाने से जिस कदर 
परमार्थी काम वे करते हैं, उन में किसी कदर आसा 
संसार के भोग बिलास की लगी रहती है। इस सबब से 


|_ १-कामआनेकेकाबिल। फायदेमंद | - काम आने के काबिल। फायदेमद 


| ६८ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


उनका सच्चा उद्धार नहीं हो सकता है। हमेशा ऊँची 
नीची देह में दुख सुख भोगते रहेंगे और जनम मरन की 
फासी कभी नहीं काटी जावेगी ।। 


९ - इस वास्ते सब जीवो को जिन को थोड़ा बहुत 
भी दर्द परमार्थ का है, मुनासिब है कि ऐसा सतसंग 
जिसका जिकर ऊपर हुआ है, खोज कर उस मे जिस 
कदर बन सके शामिल होवे और अभ्यास की जुगल 
लेकर जितना बन सके, उसकी कमाई करते रहें तो 
सच्चे मालिक की दया और सत सतगुरु के प्रताप से 
एक दिन उनका सच्चा उद्धार हो जावेगा यानी जनम 
मरन से छूट कर अपने निज घर में जो कि सच्चे 
मालिक का धाम है, पहुँच कर अमर हो जावेंगे और 
परम आनन्द को प्राप्त होंगे । | 


बचन चोदहवोँ 
भक्ति की महिमा 


१ - भक्ति नाम प्रेम और इश्क का हे और खेच 
शक्ति और मिलाप शक्ति उसका स्वरूप या जहूर है। 
सब रचना प्रेम की शक्ति से प्रगट हुई और उसी के 
आसरे ठहरी हुई है।। 


२ - कुल्ल मालिक प्रेम स्वरूप है और सब रचना 
का भी प्रेम स्वरूप है और प्रेम के आसरे सब काम इस 
रचना के जारी हैं। बिना प्रेम यानी शौक के कोई 
आदमी कोई काम नही कर सकता । इससे जाहिर है 
कि बिना प्रेम या शौक के कोई काम न तो दुनिया का 


| १४] पहलाभाग [ ६९ | भाग 


दुरुस्त हो सकता है और न परमार्थ का। इस वास्ते 
सलों ने परमार्थ की कार्रवाई में प्रेम यानी भक्ति की 
मुख्यता रक्खी है।। 


३ - भक्ति कुल्ल को पसंद है, क्या आदमी क्या 
जानवर | और भक्ति से हर कोई राजी होता है। प्यार 
और दीनता, भक्ति और प्रेम का जहूरा है यानी जहाँ 
सच्चा प्रेम होगा, वहाँ सच्ची दीनता भी जरूर होगी, 
जैसे जिस किसी को धन की सच्ची मुहब्बत और चाह 
है, वह जहाँ से कि उसे धन प्राप्त होवे, वहाँ सच्ची 
दीनता के साथ वर्तता है। इसी तरह जिस को जिस 
चीज़ की सच्ची चाह है, वह उस चीज़ के हासिल करने 
को जिस के वसीले से होवे, उसके साथ उस वक्त 
सच्ची मुहब्बत और दीनता से पेश आता है।। 


४ - अब समझना चाहिये कि जिस किसी को 
सच्चा डर चौरासी और नरको का मन मे आया है और 
दुनिया के हाल और सब यहाँ के सामान के नाशमान 
होने की कैफियत देख कर सच्ची चाह सच्चे सुख और 
अमर पद के हासिल करने की पेदा हुई है, वह जब 
तक कि सच्चे मालिक के साथ और उस शख्स से जो 
कि उसका भेद और उसके मिलने का रास्ता और 
जुगल बतावे, सच्ची मुहब्बत और दीनता नहीं करेगा, 
तब तक उस को भेद और रास्ता मालूम नही होगा और 
न सच्चे मालिक से उसका मेल होगा।। 

५ - इस वास्ते संतों ने खोल कर कहा है कि जिन 
मतो में गुरू और मालिक के चरनों मे प्रेम और दीनता 
की मुख्य करके जरूरत नहीं वर्णन की है, वह सब मत 
थोथे और खाली हैं, और मन बुद्धि के रचे हुए हैं और 


| ७० | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


उन से जीव का कारज कुछ नही होगा यानी सच्चा 
उद्धार और सच्ची मुक्ति प्राप्त नहीं होगी ।। 


६ - सच्चा उद्धार और सच्ची मुक्ति से यह मतलब 
है कि देहियों के बधन और उनके संग के दुक्ख सुक्खों 
से छुटकारा पाकर और मन माया के देश से न्यारा 
होकर अपने निज देश यानी सच्चे मालिक के चरनों में 
प्राप्त होवे, जहाँ कष्ट और क्लेश और जनम मरन 
बिलकुल नहीं है और पूरन आनन्द और परम सुख 
सदा एक रस रहता है।। 


७ - यह भी मालूम होना चाहिये कि जब तक सच्ची 
दीनता और भक्ति कुल्ल मालिक के चरनों में न होगी 
तब तक कारज पूरा न होगा और भक्ति के वास्ते नाम 
रूप लीला और धाम भगवल यानी मालिक का, मालूम 


होना जरूर है। जहाँ तक माया की हद है, वहाँ तक 
जितने नाम और रूप हैं, देर सबेर वह सब नाशमान 
हैं। सन्तों का देश माया की हद के पार है और वहाँ का 
नाम और रूप और धाम अमर और अविनाशी है और 
वहीं सच्चे मालिक का स्थान है और वहीं से आदि धार 
प्रकट हुई और उसी से सब रचना उस देश की और 
फिर तीन लोक की पैदा हुई और उसी धाम से सुरत 
यानी जीव अश आया। इस वास्ते सब को जो अपना 
सच्चा उद्धार चाहते है, मुनासिब है कि सच्चे मालिक 
का भेद लेकर भक्ति और प्रेम उस के चरनो मे करे 
और जुगल तै करने उस रास्ते की, संत सतगुरु या 
साध गुरू या उनके निज सतसगी से दरियाफ्त करके 
प्रीति और प्रतीत और दीनता के साथ अभ्यास करे, तो 
सच्चे मालिक राधास्वामी दयाल की मेहर और सतगुरु 


2 


| १४]... पला भागा [ ७१ | भाग 
की मदद से आहिस्ता आहिस्ता अभ्यास कर के एक 
दिन धुर मुकाम पर पहुँच कर जीव का सच्चा कल्यान 
और पूरा कारज हो जावेगा।। 


८ - और जुगत चलने की यह है कि जिस धार पर 
सुरत धुर मुकाम से उतर कर आई है, उसी धार को 
पकड़ कर घर को लौट जावे और वही धार रूह और 
जान की धार और प्रकाश और नूर की धार और शब्द 
की धार है। जो संतों ने भेद शाब्द का बताया है, उसी 
मुवाफिक धुन को सुनती हुई सुरत ऊपर को चढ़ 
सकती है। इस जुगल को सुरत शब्द योग कहते हैं और 
उस के अभ्यास से दिन दिन सच्चे मालिक के चरनों 
में मेल होता जावेगा और इसी अभ्यास का नाम 
प्रेमाभक्ती है ।। 


९ - जो लोग कि सच्चे मालिक से बे-खबर हैं और 
सिवाय उसके औरों की पूजा या भक्ति कर रहे हैं और 
उनके भी असली नाम रूप और धाम की रबर नही 
रखते, तो ऐसी भक्ति से उनके इष्ट धाम की भी प्राप्ति 
नही होगी ओर जो कि नकल बना कर पूजा और भक्ति 
करते है, उसका फायदा तो बहुत कम है और जीव का 
उद्धार इन दोनों सूरत में किसी तरह मुमकिन नहीं है। 
शुभ कर्म का थोड़ा सा फायदा होगा यानी कुछ सुख 
मिलेगा, पर जनम मरन कभी दूर न होगा।। 

१० - और जो लोग कि मालिक को अनाम और 
अरूप और सर्व व्यापक समझ कर मानते हैं, उनके 
हृदय में मालिक के चरनों की भक्ति पैदा नहीं होगी 
और न कभी उस सर्व व्यापक स्वरूप से उनका मेल 
होगा और न सच्चा उद्धार उनके जीव का मुमकिन है। 


4 


| ७२ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


यह लोग विद्या और बुद्धि के बिलास वाले हैं। इन से 
मन और इच्द्रियों के रोकने और उनको काबू मे लाने 
की जुगल बिलकुल नहीं कमाई जा सकती है। इस 
सबब से यह लोग जाहिर में तो बहुत बाते बनाते है, पर 
अन्तर में हमेशा खाली रहते हैं। जिस वक्‍त यह लोग 
मालिक की स्तुति करें या उसकी महिमा गावें, उस 
वक्त थोडा प्रेम इनके हृदय मे और जबान से जाहिर 
होगा, पर वह ठहराऊ नहीं होगा और न उसकी 
तरक्की होवेगी, क्योकि उनका घाट बिना अतरी अभ्यास 
के नहीं बदल सकता यानी हमेशा मन और बुद्धि और 
इद्वियों के घाट पर उनकी बैठक रहती है और वह घाट 
दुनिया की कार्रवाई का है, उस में मालिक का प्रेम 
थोड़ी देर के वास्ते जब तक उसका जिक्र या सिफ्त 
करें; आ सकता है और जब जिक्र हो चुका फिर 
ब-दस्लूर दुनियावी हालत मे उनका बरताव रहेगा और 
वह हालत मालिक के प्रेम से खाली रहती हे।। 


११ - इस वास्ते सत मत ही सच्चा मत है और जो 
कोई उस को मानेगा और सुरत शाब्द का अभ्यास 
करेगा, उस का सच्चा उद्धार होगा और बाकी जीवो 
का जनम मरन और नीच ऊंच जोनो मे चक्कर और 
फेरा किसी सूरत में बच नहीं सकता है।। 


१२ - जो कोई सच्चा खोजी और दरदी है, वह 
सतगुरु या साध गुरू या सत मत के भेदी से मिल कर 
सुरत शब्द योग की जुक्ति दर्याफ्त करके उसके 
अभ्यास में लग कर दिन दिन अपने अतर में आनन्द 
और रस लेता जावेगा और गुरू राधास्वामी कुल्ल 
मालिक के चरनो मे प्रीति और प्रतीत बढाता जावेगा 


| १५] घपहलाभाग [ ७३ | भाग 


और सच्ची सरन लेकर कोई दिन अभ्यास करके अपने 
उद्धार की सूरत अपने अतर में आप देखेगा।। 


बचन पन्द्रहवों 


सच्ची सरन और सच्ची करनी के लिए 
किन बातों का पहिले निर्णय करना चाहिये 


१ - राधास्वामी मत के हर एक सतसंगी को चाहिये 
कि तीन बातों को अच्छी तरह निर्णय करके समझ लें 
और उनकी सच्ची प्रतीत मन में धारन करे, तब सच्ची 
सरन कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल की थोड़ी बहुत 
मन और चित्त और सुरत से ली जावेगी और थोड़ा 


बहुत अभ्यास सुमिरन, ध्यान ओर भजन का सचौटी के 
साथ बन आवेगा और उससे जीव का कारज एक दिन 
बन जावेगा || 


२ - वे तीन बातें ये हैं। पहले परीत इस बात की 
कि राधास्वामी दयाल कुल्ल मालिक और सर्व समरथ 
हैं और हर वक्‍त घट घट में मौजूद हैं। दूसरे यह कि 
सुरत यानी जीव उन की अंश है, जैसे सूरज और 
सूरज की किरन। तीसरे यह कि बिना सुरत शब्द के 
अभ्यास के और कोई मार्ग धुर पद में सहज और 
निर्विघ्न तौर से पहुँचाने वाला नहीं है और न इस से 
बढ़ कर दूसरा रास्ता रचा गया है।। 


३ - जब इन बातों की पूरी परतीत मन में आ 
जावेगी और कोई सशय या भरम इन के सच्चे होने की 
निसबल नहीं रहेगा, तब कुछ अभ्यास बन पड़ेगा और 


4 


| ७४ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


उसका फायदा भी अन्तर मे मालूम पड़ेगा। फिर थोड़ा 
बहुत सच्चा भाव ओर सच्चा भय सच्चे मालिक का मन 
में पैदा होगा और उसी मुवाफिक जीव का व्यवहार 
अन्तर और बाहर सम्हलता जावेगा और दिन दिन प्रीति 
और प्रतीत चरनों में बढ़ती जावेगी और आहिस्ता 
आहिस्ता एक दिन पूरन प्रेम हासिल हो जावेगा।। 


४ - अब इन तीनों बालों का निर्णय खोल कर 
किया जाता है और वह इस दृष्टात से अच्छी तरह हर 
एक की समझ मे आ सकता है। देखो किसी दररख्त का 
बीज, जेसे दाना खशखाश (जो कि पोस्त या अफीम 
का बीज है) किस कदर छोटा है, पर उस पर तीन तह 
यानी गिलाफ चढ़े हुए हैं और उसके अन्दर मगज 
सफेद रंग का है और उस मग्ज के किसी मुकाम पर 
उस बीज की रूह, सुरत का बासा है।। 


५ - यह गिलाफ जो तह के मुवाफिक चढ़ रहे हैं, 
उसके दरख्त के स्थूल और सूक्ष्म रूप का मसाला 
लिये हुए हैं। जब उस दाने की रूह या सुरत के मुकाम 
से कुला फूटता है यानी आदि धार सुरत की प्रकट 
होती है, उसी वक्त से पॉचो तत्व और तीनो गुन और 
रोशनी और बिजली और खैंच शक्ति और हटाव शक्ति 
और चुंबक शक्ति वगैरा उसी वक्‍त से उस दररब्त के 
रूप के बनाव में आपस मे रल मिल कर सब तरह की 
मदद देते हैं और आकाश से मसाला खैंच कर उस 
दरख्त का पूरा रूप बनाते हैं और जब तक कि सुरत 
का उस देह यानी दररब्त मे बासा है, लब लक ये 
शक्तियाँ और तत्त्व और गुन उसकी ताबेदारी में हाज़िर 
रह कर आपस में मेल के साथ कार्रवाई करते हैं और 


८ 


| १4 ].... पला भागा [ ७५ | भाग 
कोई २ इन में से एक दूसरे के विरोधी भी हैं, पर जब 
तक सुरत मौजूद है,वह विरोध अंग जाहिर नहीं होता 
और जब सुरत देह को छोड़ देती है, तब वह सब 
आपस में बिगड़ कर उस देह के रूप को बिगाड़ देते 
है। और जो मसाला कि आकाश से लिया था, वह भी 
जर्रा जर्रा होकर फिर आकाश में मिल जाता है। इसी 
तरह सब देहियों की रचना का हाल समझ लेना 
चाहिये। क्या मनुष्य, क्या चौपाये, क्या परंद, क्या कीड़े 
मकोडे, क्या दरख्त और वनस्पति, सब के बीज मे 
सुरत कई तह या गिलाफों के अन्दर मग्ज में गुप्त 
रहती है और जब समय पाकर अपने लई प्रकट करती 
है, उसी समय से जिस कदर रचना का मसाला है और 
जितनी शक्तियाँ हैं, वे सब उसकी ताबेदारी में हाजिर 
रह कर उसकी रचना के विस्तार मे मदद देते हैं। इस 
से जाहिर है कि यह अश समरथ और ताकत वाली है 
और कुल्ल रचना के मसाले और शक्तियों पर इसका 
हुक्म है यानी जिस कदर रचना कि इस लोक में 
दिखाई देती है वह सुरत की की हुई है: यानी 


६ - सुरत अश जो कि किरण रूप होकर सच्चे 
मालिक के चरणों में से अपनी धार पर सवार होकर 
इस देश मे आई है वह हर एक देह में बैठ कर कार्रवाई 
करती है। असल में वही सत्य है और बाकी नाम और 
रूप जो नज़र आता है, वह उसके आसरे सत्य मालूम 
पड़ता है पर सुरत के देह छोड़ने पर नष्ट हो जाता 


है। | 


७ - जब इस किरण रूप सुरत अश की ऐसी गति 
है और समरथता है और सुरते बे-शुमार इस रचना में 


4 


| ७६ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 
आई हैं तो वह भडार जहाँ से सब सुरते आई, कुल्ल 
का मालिक और सर्व समर्थ और सर्व आनन्द और सर्व 
ज्ञान रूप सबित हुआ। | 


८ - यह बात साफ जाहिर है कि जिस कदर 
आनन्द और रस और स्वाद जीव को इस देह में 
मिलता है, वह सुरत की धार में है, क्योंकि जो वह 
धार इन्द्रिय के स्थान पर न आवे तो उस इन्द्रिय के 
भोग में कुछ भी रस न मालूम पड़ेगा। इसी तरह 
जितनी किताबें और इलम और हुनर और कारीगरी 
वगैरा जो इस लोक में मनुष्य या जानवरों से ज़ाहिर 
हुई या होती है, उन सब का भंडार वही देहधारियों की 
सुरत है।। 


९ - इससे सुरत और कुल्ल मालिक राधास्वामी 
का आनंद स्वरूप और ज्ञान स्वरूप होना साबित हुआ 
यानी कुल्ल मालिक राधास्वामी सर्व समर्थ और महा 
आनन्द और महा ज्ञान स्वरूप और हर एक घट मे 
मौजूद हैं और यह जीव यानी सुरत उन की अंश है 
क्योंकि जो शक्तियाँ कुल्ल मालिक मे हैं, वह इस सुरत 
में भी मौजूद हैं।। 

१० - कुल्ल मालिक की मौज से कुल्ल रचना हुई 
और हर एक सुरत अंश उसी कायदे के मुआफिक एक 
एक पिंड रच कर उसका विस्तार करती है। और पिंड 
और ब्रह्माड की रचना एक सी है और एक ही तौर और 
कायदे के ब-सूजिब होती है। सिर्फ इतना फर्क है कि 
वह छोटी है और यह बड़ी है, पर जो दर्जे और 
कार्रवाई बाहर की बडी रचना मे जारी है, वैसे ही पिंड 
में भी हैं।। 


| १4 ].... पफला भागा. [ ७७ | भाग 


११ - कुल्ल रचना धारों की है। जितनी देहे हैं, सब 
धार या तारों की बनी हैं। जैसे कपड़ा तारों से बुना 
हुआ है या दरख्त के डाले और डालियाँ तारों के मुट्ठे 
हैं, इसी तरह से मनुष्य की देह, धार या तारों से बनी 
हुई है। यह एक एक तार या रग एक एक नल है, जिन 
मे होकर धार जारी रहती है। यही बनावट कुल देह की 
है। जब कोई बोलता है तो आवाज़ की धार के वसीले 
से बोल सुनाई देता है। ऐसे ही दृष्टि की धार के 
वसीले से दुनिया दिखलाई देती है।। 


१२ - जब कुछ रचना नही हुई थी, तब प्रथम कुल्ल 
मालिक राधास्वामी दयाल के चरणों से धार प्रकट इई । 
यह धार शाब्द और जान और प्रकाश की धार है। इसी 
से सब रचना ऊपर नीचे के लोकों की हुई । । 


१३ - कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल का तरब्त 
हर एक के घट में मौजूद है। ओर वहीं से सुरत यानी 
जान की धार उतर कर दयाल देश यानी निरमल 
चैतन्य देश और ब्रह्मांड और पिंड की रचना करती 
चली आई और पिंड मे दोनो नेत्रो के मध्य मे अन्तर की 
तरफ बैठ कर मन और इन्द्रिय और अग अग को 
अपनी धारों से ताकत दे रही है और जो कि सुरत की 
धार ही आनन्द और रस और स्वाद और ज्ञान की धार 
है, तो उसी के सबब से रस और आनन्द देह धारियों 
को इन्द्रियों के द्वारे प्राप्त होता है।। 

१४ - अब जो कोई चाहे कि इस धार के भडार में 
जो कि पूरन आनन्द और पूरन रस और पूरन ज्ञान का 
खज़ाना है, पहुँच कर परम आनन्द और हमेशा के सुख 
को प्राप्त होवे तो उसको चाहिये कि इस धार को पकड 


4 


| ७८ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 
कर उसके भडार यानी कुल्ल मालिक राधास्वामी के 
चरनों मे लोट जाय और सिवाय इसके और कोई जुगत 
या रास्ता उस भडार के प्राप्ति का नही है।। 

१५ - पिंड मे मलीन माया, निरमल चेतन्य के साथ 
मिली हुई है और इस सबब से यहाँ देहियों का जल्दी 
भाव और अभाव यानी जनम मरन होता है।। 

१६ - और ब्रह्माड मे शुद्ध माया की निर्मल चैतन्य 
के साथ मिलौनी है। वहाँ की रचना की देहियो का बहुत 
काल पीछे अभाव होता है; और 


१७ - निर्मल चैतन्य देश मे जो सतो का अथवा 
सच्चे मालिक का देशा है, सब देहियाँ रूहानी यानी 
चैतन्य की बनी हुई हैं। वहाँ जनम मरन और काल 
कलेश बिलकुल नहीं है। इस सबब से वहाँ का परमानन्द 


और बिलास सदा एक रस रहता है। इस देश की आज 
तक किसी मत को जो दुनिया में जारी हैं, खबर नहीं 
हुई । उस का हाल और वहाँ पहुँचने की जुगत, शब्द 
यानी सुरत और जान की धार पर सवार होकर, इस 
जुग में, दया करके, कुल्ल मालिक ने आप संत रूप 
धर के बलाई । जो कोई अपना सच्चा उद्धार और 
सच्ची मुक्ति चाहे, वह सुरत शाब्द योग का अभ्यास 
करके निज घर में पहुँच सकता है।। 


१८ - और जितनी घारे, जैसे प्रान की धार और 
दृष्टि की धार और अमी की धार हैं, वे सब ब्रह्मांड 
यानी उस देश से जहाँ कि निरमल चैतन्य की निरमल 
माया के साथ मिलौनी हुई, निकली हैं। इन में से किसी 
धार को पकड़ कर जो कोई चलेगा, वह ब्रह्माड से 
| आगे नही जा सकता है। इस वास्ते उसका जनम मरन | 


| १4]... पफला भागा. [ ७९ | भाग 


भी चाहे बहुत काल के पीछे होवे, छूट नहीं सकता और 
पूरन आनन्द बे मिलोनी माया के, उसको प्राप्त नहीं हो 
सकला । | 


१९ - इस सबब से सतो ने कतई हुक्म दिया है कि 
जो अपने जीव का सच्चा कल्यान चाहे, वह शाब्द की 
धार को पकड़ कर चले तो एक दिन अभ्यास करता 
हुआ निज घर में पहुँच जावेगा ।। 

२० - और मालूम होवे कि मालिक को सब कोई 
अरूप कहते हैं, सो अरूप का ध्यान किसी तरह नहीं 
बन सकला । पर शब्द जो उस के चरनो से प्रकट हुआ 
है, वह भी अरूप है। उस शाब्द के आसरे मालिक का 
ध्यान और उस की धार को पकड़ कर उस के चरनो 
में पहुँचना, मुमकिन है। और किसी तरह से न तो 
उसका ध्यान हो सकता और न वह मिल सकता है।। 

२१ - सब मतों मे कहा है कि आदि मे शब्द हुआ 
और शाब्द ही मालिक का स्वरूप है और शाब्द मालिक 
के सग है और सब रचना शब्द से हुई। फिर जाहिर है 
कि जो कोई शाब्द की धार को पकड़ कर चलेगा, वह 
उस पद में जहाँ से कि आदि मे शब्द प्रकट हुआ, पहुँच 
सकता है। ओर किसी तरह उस पद की प्राप्ति हरगिज़ 
हरगिज मुमकिन नहीं है।। 


२२ - ऊपर लिखी हुई दलीलो से साफ साबित है 
कि सिवाय सुरत शब्द के अभ्यास के और कोई जुगत 
धुर पद मे पहुँचने यानी सच्चे मालिक से मिलने की 
नहीं है। और जो कि शब्द की धार ही जान, सुरत या 
रूह की धार है और सुरत या जान से (जो कि कुल्ल 
रचना की पेदा करने वाली और चैतन्य करने वाली | 


| ८० | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


और पालन करने वाली है) बढ़ कर और कोई धार नही 
है, तो इस से साबित हुआ कि शाब्द योग से बढ़ कर, 
और कोई जुगल सच्चे मालिक से मिलने की रचना भर 
मे नहीं है। अब जीवो को इरि्तियार है, चाहे इस बाल 
को माने या न माने। पर जो कोई सच्चा खोजी और 
दर्दी परमार्थ का है, वह तो संतों के बचन के मुआफिक 
सुरत शाब्द योग का अभ्यास करेगा और जिनके मन में 
इस लोक या परलोक के भोगो और मान बड़ाई की 
चाह है, वे लोग संतों के बचन को नहीं मानेंगे और 
अनेक रास्ते और जुक्तियाँ जो पिंड के ऊँचे देश में 
अथवा ब्रह्माड में पहुँचने की हैं, उन्ही में भरमते और 
भटकते रहेंगे और उन्ही देशो के आनन्द को परम 
आनद और वहाँ के मालिको को सच्चा मालिक मान 
कर, उसके आगे जो कि संतों का देश है और जहाँ 
सच्चे मालिक का दर्शन प्राप्त हो सकता है, चलने और 
पहुँचने की इच्छा नही करेगे बल्कि जो उनको समझौती 
दी जावेगी तो बजाय मानने के वाद विवाद करेंगे और 
झूठी और बे-फायदा तकरार उठा कर संत बचन की 
परतीत नहीं लावेंगे और ऐसे जीवों के वास्ते सत मत 
का उपदेश भी नहीं है।। 


२३ - जब कि सलसग में निर्णय करके सच्चे 
परमार्थी को इन तीन बातों का निश्चय हुआ कि 
(१) राधास्वामी दयाल कुल्ल और सच्चे मालिक और 
सर्व समरथ हैं और (२) जीव उनकी अशा है और 
(३) सुरत शाब्द योग की कमाई से जीव काल और 
माया देश से न्यारा होकर अपने निज घर यानी दयाल 
देश में पहुँच सकता है, और किसी तरह नही, तब 

| उसको चाहिये कि कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल की | 


| १4]... पफला भागा [ ८१ | भाग 


सरन दृढ़ करके और संत मत के भेदी से जुगल सुरत 
शब्द योग की दरियाफ्त करके इसी अभ्यास को जितना 
बन सके नेम से रोजमर्रा करता रहे और उनकी दया 
को अपने अतर में परख करता हुआ चले और अपने 
मन और इन्द्रियो की चाल की भी निरख करता रहे 
और जब तब चरनों मे वास्ते प्राप्ति दया के, प्रार्थना भी 
करता रहे, तो राधास्वामी दयाल की मेहर से दिन दिन 
उसका कारज बनता जावेगा और प्रीति और परतीत 
चरनों मे बढ़ती जावेगी और उनकी दया से एक दिन 
कारज पूरा हो जावेगा। इस तरह हर एक सच्चा 
परमार्थी अपने जीव का कल्यान राधास्वामी दयाल की 
दया के बल से कर सकता है और जीते जी कोई दिन 
अभ्यास करके अपने सच्चे उद्धार का सबूत अतर में 
देख कर उसका पूरा यकीन और विश्वास कर सकता 
है और ज्यों ज्यों ऐसी परततील बढ़ती जावेगी, उसके 
साथ ही प्रेम भी बढ़ता जावेगा और एक दिन प्रेम 
सिध या सच्चे मालिक से मेला हो जावेगा और फिर 
जनम मरन और काल कलेश से पूरा छुटकारा हो 
जावेगा | | 


| ८२ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


बचन सोलहवाँ 
वर्णन दर्जा का जो सतो ने रचना मे 
मुकर्रर किये है और बड़ाई संत मत की 


१ - राधास्वामी दयाल ने जो दर्जे रचना में वर्णन 
किये हैं अथवा जो स्थानों का भेद दिया है , उस को 
सही मानना चाहिये और उसकी परतीत करके उसके 
मुआफिक अभ्यास में चाल चलनी चाहिये और धुर 
स्थान का पूरा पूरा यकीन करके वहाँ के पहुँचने का 
इरादा सच्चा और पक्का मन में धरना चाहिये ।। 


२ - एक दृष्टांत दिया जाता है। उस से हाल 
कुल्ल दर्जा का जो राधास्वामी दयाल ने वर्णन किये है, 
अच्छी तरह समझ में आ सकता है। तिल का जो 
दरख्त है, उसके देखने से मालूम होता है कि उसकी 
जाहिरी सूरत स्थूल रूप में दाखिल है और अतर में जो 
अर्क कि जड़ से डाली और पत्तों तक रगो में होकर 
जारी रहता है, वह उसका सूक्ष्म रूप है और बीज 
उसका कारन रूप है और जिस वक्त कि बीज को 
पेला यानी उस का मथन किया, लब उस से लेल प्रकट 
हुआ और स्थूल और कारन रूप के खोल खल रूप 
होकर जुदा हो गए। यह तेल लुरिया रूप है। जब 
उसका भी मथन किया गया यानी उसको रोशन किया, 
तब उसकी रोशनी की लो में यह दर्ज जाहिर होते हैं।। 

(१) पहिले सफेद और साफ रोशनी | यह दयाल 
देश का रूप है और इसका जो आखीर सिरा ऊपर की 
तरफ को है वह सुन्न के मुकाम से मुवाफिकत रखता है 


2 


| १६]... पफला भागा [ ८३ | भाग 


या वह सुन्न के स्थान का वाचक है और बाकी सफेद 
रोशनी में दयाल देश की रचना के दर्जे गुप्त हैं।। 


(२) और जहाँ से कि सफेदी के ऊपर सुरी शुरू 
हुई, वह त्रिकुटी का नमूना है।। 


(३) और जहाँ से कि सुखी के ऊपर जर्द रोशनी 
सब्जी मायल शुरू हुई, वह सहसदकेंवल का नमूना 
है।। 

(४) और जहाँ से कि सियाही मायल रोशनी शुरू 
हुई और फिर धुआ वगैरा, वह पिंडी रचना का वाच 
रूप है। | 

३ - इस दृष्टात में कुल दर्ज रचना के जो कि सतो 
ने पिंड के ऊपर ब्रह्माड और दयाल देश मे वर्णन किये 
हैं, साफ नजराई देते हैं और पिंड के दर्जे बीज और 
दरख्त रूप में ज़ाहिर है और उनका सूक्ष्म मसाला उस 
सियाही मायल रोशनी और धुएँ वगेरा में मौजूद है।। 


४ - खोजी और समझने वाले परमार्थी को इस 
दूष्टात से कुल दर्जा का जो पिंड ब्रह्मांड और दयाल 
देश मे बयान किए गये है, पूरा पूरा यकीन आ सकता 
है और इस दृष्टांत के समझने में नज़र उन रूपों पर 
कि जिनका हाल लिखा गया है, रखनी चाहिये और 
इधर उधर ख्याल को नहीं फैलाना चाहिये ।। 


५ - इस दूष्टात से सिर्फ इसी कदर मतलब है कि 
उस से सुर्त के स्थूल सूक्ष्म और कारन देह का स्वरूप 
समझ मे आ जावे और फिर जो स्वरूप कि सुर्त ने 
ब्रह्माड मे उतार के वक्‍त, सुत्र से सहसदलकेंवल तक, 
धारन किये हैं, उनकी कैफियत भी मालूम हो जावे और 


| ८४ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 
फिर यह भी मालूम हो जावे कि दयाल देश और उसके 
रचना के दर्जे सही हैं और वह देश पिंड और ब्रह्माड 
के ऊपर है।। 


६ - दयाल देश की रचना निहायत दर्जे की सूक्ष्म 
और लतीफ है। इसके दर्जा का तमीज इन आँखों से 
उस सफेद रोशनी में जुदा २ नही हो सकता पर उस 
सफेदी मे वह दर्जे जरुर गुप्त हैं। 


७ - एक दृष्टात और दिया जाता है। उस से भी 
इसी कायदे पर दर्जो की समझ थोड़ी बहुत आ सकती 
है। पर इस में वह दर्जे ऐसे साफ नहीं मालूम होते जेसे 
कि तिल और उसके तेल के दूष्टांत में। और यह 
दूष्टात गाडे का है। इसमे जड़ से शुरू करके अखीर 
पोरी तक तीन बडे दर्जे है। पहिले दर्जे मे इस का अर्क 
बिल्कुल मीठा है और खारीपन नहीं है। और दूसरे दर्जे 
में थोड़ा खार शुरू हुआ। और तीसरे दर्जे में खार 
ज्यादा है और मिठाई कम। फिर हर एक दर्जे में 
मुवाफिक उसकी पोरियों के कितने ही दर्जे हैं कि वह 
स्थानों से जैसा कि सतो ने तीन बड़े दर्जे रचना मे 
यानी दयाल देश और ब्रह्माड और पिंड मे वर्णन किये 
हैं, मुवाफकत रखते हैं और पहिले दर्जे में भी जो 
बिलकुल मीठा है, कई दर्जे हैं और उन की जॉच उस 
की मिठाई के दर्जों से हो सकती है। इसी तरह दूसरे 
और तीसरे हिस्सो मे भी दर्जे मिठाई या कि मिलौनी 
खार के साफ मालूम होते हैं। ऐसे ही कुल्ल रचना में 
और हर एक पिंड में तीन बड़े दर्जे और फिर हर एक 
दर्ज मे छोटे दर्ज मुवाफिक उसी कायदे के जो संतों ने 
बयान किया है, गुप्त या प्रकट मौजूद हैं।। 


| १६] पहलाभाग [ ८५ | भाग 
८ - तिल और तेल के दृष्टांत में पिंड और ब्रह्माड 
और दयाल देश के स्थान, रोशनी रूप में, बहुत अच्छी 
तरह रग और रूप के साथ आँखों से नजर आते हैं; 
और इस दृष्टांत से सच्चे खोजी को अच्छी तरह से 
यकीन संतों के बचन का हो सकता है और कुल्ल 
रचना में वह इन्ही दर्जों की पहिचान गुप्त या प्रकट कर 
सकता है क्योंकि क़ुदरत का कानून और कायदा सब 
जगह और हर एक पिड में, बड़ा हो या छोटा, थोड़ी 
कमी बेशी के साथ एकसाँ है और यही सबूत संतों के 
मत की ऊँचाई और गहराई और पूरेपन का है।। 


९ - इससे साबित होता है कि संतों का मत 
कुदरती है और उस में किसी तरह की बनावट या मन 
और बुद्धि की चतुराई और छल बल को दखल नहीं है 


और जितनी कार्रवाई उस की है, कुदरती कानून के 
मुवाफिक है। पर मन और माया के कानून के 
बर-खिलाफ है, क्योंकि इनका मैलान और झुकाव बाहर 
और नीचे की तरफ है और इसी सबब से सब जीवो 
की सुर्त माया की रचना मे और पिंड के नीचे के अंगों 
मे फैल कर फेस गई। अब जो कोई सतो के बचन के 
मुवाफिक अपने निज घर की यानी दयाल देश की 
(जहाँ से कि आदि में धार प्रकट होकर ब्रह्मांड और 
पिंड की रचना करती हुई उतर आई) सुध लेकर और 
इन बड़े दर्जा की रचना का और हर एक छोटे दर्जे का 
जिन को स्थान करके वर्णन किया है, भेद लेकर, उसी 
धार पर (जो कि शब्द की धार है) सवार होकर कुल्ल 
भडार यानी राधास्वामी दयाल के चरनों मे प्रेम अग के 
साथ चले, तो मन और माया की हद से पार होकर एक 


| ४८६ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 
दिन दयाल देश में पहुँच कर अमर आनन्द को प्राप्त 


होगा । | 


१० - और मालूम होवे कि माया की हद्द मे जो दर्जे 
हैं यानी पिंड और ब्रह्मांड मे चलने वाली सुर्त को ज़रूर 
मन और माया से मुकाबिला करके उसके बल को 
राधास्वामी दयाल की दया की ताकत लेकर तोड़ना 
पड़ेगा यानी उसके रुख को जो नीचे और बाहर की 
तरफ को झुकाव रखता है, ज़रूर उलटाना पड़ेगा । यह 
काम अलबत्ता मुश्किल है पर राधास्वामी दयाल की 
दया से जो उनके चरनों का प्रेम पेदा हो जावे, आसानी 
से आहिस्ता आहिस्ता बन सकता है ।। 


११ - जो जीव कि माया के भोग और बिलास मे 
फस गए और उसी की आसा और मसा दिल मे रखते 


हैं, उनका छूटना उनके पजे से मुश्किल है क्योकि वे 
संतों के बचन को नही मानेंगे और न उनके हुक्म के 
ब-मूजिब कार्रवाई यानी अभ्यास करने को तैयार होंगे। 
इस वास्ते ऐसे जीव ज़ाहिरी और विद्या बुद्धि के 
परमार्थ मे अटक कर रह गए और सच्चे परमार्थ की 
कमाई उन से न हो सकी। यही सबब है कि दुनिया में 
कसरत इसी किस्म के जीवो की है और उन्होने अपने 
मन और इच्छा के मुवाफिक विद्या और बुद्धि से बहुत 
से मत गढ़ लिए और उसी में राजी और मगन हैं और 
नतीजे से बिलकुल बे-खबर है और जो सच्चे परमार्थ 
का हाल उन से कहा जावे तो बजाय मानने के अपनी 
ओछी समझ से उसमें दोष निकालने को तैयार होते हैं 
और अपना असली नफा और नुकसान नही विचारते 


हैं। | 


| १६] पला भागा [ ८७ | भाग 
१२ - यहाँ पर यह बात बयान करना जरूर हे कि 
सिवाय संत मत के जितने मत कि दुनिया में जारी हैं, 
वह या तो ब्रह्म और ईश्वर के (जिस को संत बच्धाडी 
मन कहते हैं ) या पिंडी मन और बुद्धि के बनाये हुए 
हैं और इन दोनों का असली झुकाव बाहर और नीचे 
की तरफ हे यानी निज घर का भेद और पता इन मतों 
में बिलकुल नहीं है और न चलने की जुगत का जिक्र 
है।। 


१३ - और जो इनकी (यानी मन और माया की) 
हद्द में किसी दर्ज के हासिल करने के लिये किसी 
किसी मत में हिदायत भी है तो उसके चलने की जुगत 
ऐसी मुशकिल राह से बताई गई है कि जिसकी 
कार्रवाई आम तौर पर मुमकिन नहीं है यानी पिंड और 


ब्रह्मांड में भी आला दर्जा किसी को हासिल नहीं हो 
सकता और इसी सबब से किसी का सच्चा उद्धार 
कतई नहीं हो सकता यानी जनम मरन ओर देहियों के 
साथ बधन नहीं छूट सकता।। 


१४ - सलत किसी पर जब्र और जबरदस्ती नहीं 
करते और न किसी को लोभ और लालच दिखलाते हैं, 
सिर्फ बचन सुना कर निज घर का भेद और उसके 
पहुँचने की जुगत समझाते हैं। जो कोई माने तो उसको 
मदद देकर निज घर में पहुँचने का अभ्यास कराते हैं 
और पहुँचाते हैं और जो न माने तो उन पर उनके 
आइन्दा की बेहतरी के वास्ते दया की नजर फर्माते हैं, 
पर उनकी मौजूदा हालत के बदलने के वास्ते किसी 
तरह का जोर या दबाव नहीं डालते।। 


ग न न न सेंड सेंड 


| ८८ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


बचन सत्रहवोँ 
मालिक के चरनो मे भय भाव और अदब 


१ - दुनिया में सब कोई पुरुष और स्त्री और 
लड़के अपने अपने बड़ों का भय भाव और अदब करते 
है, जेसे स्त्री पति का, पुत्र और पुत्री माता और पिता 
का, लड़के उस्ताद और शिक्षा देने वाले का, नौकर 
अपने हाकिम और मालिक का, वगेरा २। और ये लोग 
जो काम या चाल या व्यवहार जो इन के बडो की मर्जी 
के मुवाफिक नहीं है या उन के ना-पसन्द है, नहीं करते 
और उनके डर से ऐसे कामों में प्रवृत्त नही होते। इसी 
तरह सिवाय अपने बड़ों के लोग अपनी २ बिरादरी और 
फिरके का भी खोफ और ख्याल रखते हैं कि कोई चाल 
ऐसी न चलें कि जिसमे बिरादरी और फिरके के लोग 
नाराज होकर तान मारें और जो कोई जिस संगत या 
जलसे मे शामिल होता है, उस सगत या जलसे के 
कायदे के मुवाफिक अपना बर्ताव करता है, नही तो 
उस संगत या जलसे मे रहने के लायक नही समझा 
जाता है और जो समझौती न माने तो निकाल दिया 
जाता है । | 


२ - जब दुनिया की सब कार्रवाई में लोगों का ऐसा 
बरताव है तो सतसंग मे जो मालिक का घर और जहाँ 
उसके मिलने की जुगल और रास्ता बताया और कमाया 
जाता हे, किस कदर सफाई और सचौटी और होशियारी 
और प्रीति के साथ बरताव और व्यवहार परमार्थियो का 
(जो उस सलसग मे दाखिल होवे) होना चाहिये यानी 
हर हाल में यह जरूर और मुनासिब मालूम होता है कि 


2 


| १७] पला भागा [ ८९ | भाग 


उनका चाल चलन और व्यवहार अपने अपने दर्जे के 
मुवाफिक किसी कदर दुनियादारों के चाल चलन से 
जुदा होना चाहिये यानी दुनिया के लोग तो अकसर 
अपने मन और मतलब के मुवाफिक कार्रवाई करते हैं 
और उसमें किसी के दुखी सुखी होने का ख्याल बहुत 
कम करते हैं पर परमार्थी को चाहिये कि दुनिया के 
कामों मे अपने जाती फायदे के वास्ते किसी को दुख 
और तकलीफ न पहुँचावे ओर दूसरों के अवगुन देखने 
और सुनने और उनको मशहूर या प्रकट करने की 
आदत छोड़ता जावे और बरताव अपना हर एक के 
साथ सचौटी से रक्खे और किसी को धोखा न देवे। 
इतना फर्क सतसंगी और ससारी लोगो के चाल और 
चलन में जब से कि वे सलसग मे आये और सच्चे 
मालिक और संतों के बचन सुने और समझे, जरूर 
आहिस्ता आहिस्ता होना चाहिये और नाकिस जगह 
और नाकिस कामो और नाकिस सोहबत से परहेज 
करें। इसी तरह जितने विकारी अग हैं, उनमें सतसगी 
प्रेमी का बरताव ब-निस्बत ससारी लोगों के दिन दिन 
कम होना चाहिये और यह बात ठीक ठीक जब बन 
आवेगी कि जब उस के मन में सच्चे मालिक का (जिस 
के चरनों में वह पहुँचना चाहता है और इस कारण 
उससे प्रीति लगाई है) सच्चा खौफ और सच्चा प्यार 
और सच्चा अदब थोड़ा सा भी होगा। और यह खौफ 
और प्यार और अदब जो उसने मालिक को मालिक 
जाना है, थोडा थोड़ा करके जरूर मन में पैदा होना 
चाहिये । । 


३ - इसमे कुछ शक नही कि पुराने सुभाव और 
सग का असर बहुत देर मे बदलता है और जिस कदर | 


| ९० | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 
जिसकी उमर दुनिया मे और दुनियादारो के सग गुजरी 
है, उसी कदर ससारी सुभाव और ससारियों के सग 
का असर उसके मन में धसा हुआ है और जिस कदर 
सलसग सच्चे प्रेमी और भक्तों का और अंतर मे अभ्यास 
सुरत का मन और इच्द्रियों के घाट से हटने का होता 
जावेगा और समझ बूझ गहरी परमार्थ की आती जावेगी, 
उसी कदर पुरानी चाल ढाल बदलती जावेगी और यह 
काम आहिस्ता आहिस्ता होगा ।। 


४ - हर एक सतसंगी को, चाहे स्त्री होवे या पुरुष 
यह बात हमेशा याद रखनी चाहिये कि जब से वह 
सलसग में शामिल हुआ, तब से उसका जन्म बदलना 
शुरू हुआ और उस के साथ उसकी रहनी और बर्ताव 
परमार्थियों के मुवाफिक थोड़े बहुत होने चाहिये। ऐसी 


कार्रवाई जल्दी नही हो सकती, पर जिसकी चाह सच्ची 
है और इरादा मालिक की प्रसन्नता हासिल करने का 
सच्चा और पक्का हे तो उसकी हालत आहिस्ता आहिस्ता 
जरूर बदलती जावेगी । 

५ - भूल और चूक सब से होती है और जब तक 
कि अन्तर और बाहर के सलसग का असर थोड़ा या 
बहुत मन और बुद्धि पर न होगा, तब तक मन और 
इन्द्रियां पुराने सुभाव के मुवाफिक अकसर कार्रवाई 
करेंगी, पर उसके पीछे जो सोच और समझ कर 
पछतावा और अफसोस और लज्जा मन में आवे, वह 
भी एक दर्जे की दया समझनी चाहिये और वह दया 
आहिस्ता २ एक दिन विकारी अगों की कार्रवाई और 
बरताव से हटा देवेशी । 


| १७]... पला भागा [ ९१ | भाग 


६ - हर एक सतसंगी को समझना चाहिये कि जब 
दुनिया के बड़ों का इस कदर डर और अदब माना कि 
जो काम उनके ना-पसद हैं उनको नहीं करता है तो 
सच्चे मालिक का जो सब बड़ों का बड़ा हे ओर जिसके 
प्रसन्न होने से सब दु:ख और क्लेश दूर होकर हमेशा 
का सुख और आनन्द प्राप्त हो सकता है और जिसकी 
अप्रसन्लता से जन्मान जन्म महा दुख और कलेश का 
भागी होगा, किस कदर डर और अदब मन मे रख कर 
अपनी चाल और व्यवहार को दुरुस्त करना चाहिये ।। 


७ - जो कोई सलसग में शामिल होकर और 
मालिक का खौफ न करके ससारियों के मुवाफिक या 
पिछले सुभाव के अनुसार बरतता है तो जानना चाहिये 
कि उसने मालिक को मालिक न समझा और वह 
उसकी समर्थता और कुदरत का खौफ दिल में न 
लाया । और फिर उसकी गरज ही मालिक से मिलने 
और अपने सच्चे कल्यान करने की बहुत कम है तो 
फिर वह केसे प्रेम ओर भक्ति की दौलत को पा सकता 
है और भजन और अभ्यास का रस भी बहुत कम 
मिलेगा और मन और इन्द्रियाँ हमेशा उस पर सवार रह 
कर उसको भरमाती और भटकाती रहेंगी । | 


८ - जो कोई नाकिस कामो के करने मे मालिक 
का डर जेसा चाहिये, मन में नहीं लाता (इस सबब से 
कि मालिक नही दीखता) तो भक्त और प्रेमी जन जो 
सलसग मे मोजूद है, उन का डर और लज्जा जेसे कि 
लोग अपनी बिरादरी और फिरके का रखते हैं, जरूर 
दिल मे आना चाहिये और इस डर और लज्जा से भी 
बहुत बचाव मुमकिन है और जो ऐसा भी नही होता 


| ९९ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


यानी सतसंगी का भी खौफ और शरम किसी के मन 
में नही आता तो मालूम करना चाहिये कि जिसकी ऐसी 
हालत है, वह परमार्थी भी नहीं है या निहायत दर्जे का 
नादान और अपने परमार्थी नफे और नुकसान से 
बे-खबर है । ऐसे लोग नाकिस चाल चलन से सगल को 
लाज लगाते हैं। इस वास्ते हर एक परमार्थी को जो 
सलसग में दाखिल हुआ है, इस बात का सोच और 
विचार जरूर चाहिये कि मै पहिले किस गोल या सगल 
में था और अब किस सोहबत में दाखिल हुआ और इस 
सोहबत का कैसा बरताव और क्या क्या कायदे है और 
कोशिश करना चाहिये कि जहाँ तक बन सके, उन 
कायदौ और बरताव के मुवाफिक थोड़ी बहुत कार्रवाई 
शुरू करे, नही तो उसका परमार्थी संगत में शामिल 
होना बे-फायदा है।। 


९ - जो कोई कहे कि मन और इन्द्रियां बड़े जबर 
हैं, उन से बस नहीं चलता तो ख्याल करो कि ऐसे ही 
मन ओर इन्द्रियां लडकियो और लड़कों और मर्दों की 
जबर थी, पर जब से लड़कियों की शादी हुई और 
लड़के उस्ताद के सुपुर्द हुए और मर्द हाकिम के नीचे 
काम करने लगे, तब से अपने तन मन और इन्द्रियो 
की चाह और शोक को नीचे डाल कर अपने अपने बड़ी 
के हुकुम में बरतने लगे। फिर जो परमार्थी कहलाते हैं, 
वे गुरू और मालिक और सलसगियों का ज़रा भी खौफ 
न करके जो पुरानी चालों में बरतते रहें तो वे कैसे 
परमार्थी समझे जावें और केसे यकीन होवे कि उन्होने 
गुरू ओर मालिक को बड़ा समझा और सतसगियों ओर 
प्रेमी जनों को अपनी बिरादरी करार दिया? 


| १८]. पफला भागा _ [ ९३ | भाग 

१० - ऐसे लोग जो सलसग में पड़े रहेंगे तो कुछ 
थोड़ा परमार्थ उनको हासिल होगा और वह सिर्फ दया 
से मिलेगा, पर बहुत देर और कुछ कष्ट और कलेश 
के बाद, क्योकि उनके मन और इन्द्रियाँ सीधी तरह 
चलना नहीं चाहते और बिना दंड पाये दुरुस्त नहीं 


हौगे। | 


बचन अठारहरवो 


जो लोग कि सिवाय सत मत के अभ्यास 
के और और काम परमार्थी कर रहे हैं, 
उनको क्या फायदा होगा 


१ - जो परमार्थी कार्रवाई आज कल दुनिया में 
जारी है, वह या तो (१) - कर्मकांड या दान पुण्य या 
(२) - तीर्थ और मूर्त्ति और निशानो की पूजा या 
(३) - व्रत या (४) - नाम का जाप या (५) - हठ योग 
या (६) - प्राणायाम या (७) - ध्यान या (८) - मुद्रा की 
साधना या (९) - बाचक ज्ञान या (१०) - पोथी और 
ग्रथ का पाठ करना और मन से स्तुति गाना और 
प्रार्थना करना वगेरा हैं। इन साधनों से सतो के बचन 
के मुवाफिक जीव के सच्चे उद्धार की सूरत नज़र नही 
आती क्योकि इन कामो में मालिक के चरनो का प्रेम 
और उसके दर्शन की चाह बिल्कुल नही पाई जाती। 
| अब हर एक का हाल थोड़ा सा लिखा जाता है।। 


| ५४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


१ - कर्मकाड और दान पुण्य 


२ - जो जीव कि इन कामों में बर्त रहे हैं, चाहे 
जिस मत मे होवे, उनका मतलब इन कामों के करने 
से या तो इस दुनिया के सुख और मान बड़ाई और 
धन और सन्तान की प्राप्ति और वृद्धि का है या बाद 
मरने के स्वर्ग या बैकुण्ठ या बहिश्त मे सुख भोगने का। 
इनके मत मे न तो सच्चे मालिक का खोज और पला 
है और न उसके मिलने की जुगल का ज़िकर है। 
जितने काम कि यह लोग करते हैं, सब बाहरमुखी हैं 
और उनका सिलसिला अतर मे सुरत और शाब्द की 
धार के साथ बिल्कुल नही है। इस सबब से इन कामों 
मे जीव का सच्चा उद्धार नहीं हो सकता ।। 


२ - तीर्थ और मुर्ति और निशानो की पूजा 


३ - जो लोग कि इन कामों में लगे हैं, उन के मन 
मे थोड़ी बहुत प्रीति और प्रतीत अपने इष्ट की रहती है, 
पर उसकी तरक्की नहीं होती और ससार की मुहब्बते 
उस प्रीति पर हमेशा गालिब रहती है यानी इष्ट की 
प्रीति का मुकर्ररा वक्‍तो पर थोड़ा बहुत जहूर होता है 
और थोड़ा बहुत तन मन धन भी उसके निमित्त लगाया 
जाता है और विशेष करके इस काम के करने मे आसा 
संसार के पदार्थों के प्राप्ति की रहती है और बहुत कम 
जीव हैं, जो मुक्ति की चाह लेकर इन कामों को करते 
हैं। यह लोग अपने इष्ट के भेद से कि वह कैसा है ओर 
कहाँ हे और कैसे उसकी प्राप्ति होगी, बे-खबर हैं और 
यह भी नहीं जानते कि सच्ची मुक्ति का क्या स्वरूप है। 
और पहिले लो यह कसर है कि उनके इष्ट कृत्रिम 
| यानी पैदा किये हुए हैं और इस वजह से कोई मुद्दत | 


| १८]. पफला भागा [ ९५ | भाग 

उनके उमर और ठहराव और उनके मुकाम की मुक्रर 
है। जो कोई अपने इष्ट के धाम तक भी पहुँचे तो भी 
प्रलय या महा प्रलय के समय मे उनका और उनके 
इष्ट का अभाव हो जावेगा और फिर रचना मे आवेंगे। 
भक्ति के वास्ते चार बातों का जानना जरूर हे 
(१) अपने इष्ट का असली नाम और (२) रूप और 
(३) धाम और (४) वहाँ पहुँचने का रास्ता और जुगल । 
सो इन बातो से मूर्ति और निशानों की पूजा करने वाले 
बिल्कुल बे-खबर दिखलाई देते है और जब ऐसा हाल 
है तो उनकी भक्ति ऊपरी रहेगी और अपने इष्ट के 
धाम में पहुँचना भी नहीं बन सकता । यह सब लोग 
टेकी है ओर जो कुछ कि यह अपने इष्ट के निमित्त तन 
मन धन थोड़ा बहुत लगाते हैं, वह शुभ कर्म मे दाखिल 
होकर उसका फल थोड़ा बहुत सुख इस दुनिया मे या 
स्वर्ग लोक या पितू लोक वगैरा में मिल जाता है।। 


३ - व्रत 


४ - व्रत धारन करने से किसी कदर सफाई और 
सुबकी' तन मन की हो सकती है, पर शर्त यह है कि 
कायदे के साथ उसकी कार्रवाई की जावे और जब कि 
बजाय भूखे रहने और जागरन और सुमरन और भजन 
करने के, उमदा उमदा खाने फल-अहार के नाम से 
बना कर खाये जावे और बाकी वक्‍त सोने और दुनिया 
के दिल बहलाव के कामो मे खर्च किया जावे तो बजाय 
हासिल होने परमार्थी फायदे के, और नुकसान होने का 
खौफ है। यह भी एक तरह का संजम वास्ते अभ्यासी 
परमार्थी लोगों के मुकर्रर किया गया था, पर इस 


| १-हलकान। [| - हलकापन। 


| ५६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


ज़माने में सिर्फ व्रत रखने पर मुक्ति का हासिल होना 
ठहराया गया है सो यह बात सही नही मालूम होती और 
ऐसा ख्याल दिल मे बॉँधना, एक किस्म का भरम है। 
जो यह काम किसी से दुरुस्त बन पड़ा और वह शख्स 
अभ्यासी नहीं है तो इस का फल यानी थोड़ा सुख 
उसको इस लोक में या परलोक मे मिल जावेगा, पर 
मुक्ति का प्राप्त होना या इष्ट के धाम मे पहुँचना व्रत 
रखने से मुमकिन नहीं मालूम होता। और जो कोई 
अभ्यासी व्रत रक्खेगा तो उस के अतर मे सफाई और 
अभ्यास में किसी कदर आसानी होगी, पर सच्चा 
उद्धार बगेर सतों के अभ्यास सुरत शब्द योग के किसी 
सूरत में नहीं हो सकता है।। 


& - नाम का जाप 


५ - आज कल जो लोग नाम का जाप करते हैं, 
वह बहुत करके (१) - जबानी नाम लेते हैं और मन 
और चित्त और दृष्टि उनके उस वक्त डावॉडोल रहते 
हैं यानी सुमिरन में शामिल नही होते हैं। इस सबब से 
ऐसे सुमिरन से सिवाय थोड़ी सफाई के और कुछ 
हासिल नही होगा। (२) - कोई कोई मानसी सुमिरन 
करते है पर उस में नामी का पता और भेद धाम का 
नहीं, यानी बे-ठिकाने सुमिरन करते हैं। (३) - इसी 
तरह स्वासा के साथ यानी दम के आते जाते वक्‍त 
बाजे नाम लेते हैं और (४) - कोई कोई नाम की जरब 
दिल पर लगाते हैं, चाहे आवाज़ बुलंद" के साथ, चाहे 
हलकी आवाज के साथ, नाम लेते हैं।। 


| १८] पफला भागा. [ ९७ | भाग 


६ - यह सब नामी और उसके धाम के पते और 
भेद से बे-खबर है और इस सबब से सिवाय सफाई या 
किसी किसी को थोड़ी सिद्धि के सिवाय और कुछ 
फायदा हासिल नहीं हो सकता है यानी न तो नामी के 
स्थान में पहुँच सकते हैं और न उसका दीदार और 
दर्शन पा सकते हैं। और जो कि उन का घाट नहीं 
बदलता, इस वास्ते न तो उनके मन में प्रेम प्रकट होता 
है और न उनका सच्चा उद्धार होना मुमकिन है।। 


७ - संतों ने नाम की बहुत महिमा करी है और यह 
कि बगैर गुरू और नाम के किसी का उद्धार नहीं होगा 
पर उनका नाम सच्चे मालिक का ध्वन्यात्मक नाम हे 
और उसका अभ्यास यह है कि मन और चित्त से नाम 
की धुन को जो घट २ में हो रही है, सुनना और धुन 
की डोरी पकड़ के नामी के सनमुख पहुँचना। जब तक 
ऐसा न होगा, गहरा प्रेम मन में नहीं आवेगा और न 
हालत बदलेगी और न सच्चा उद्धार यानी मन माया के 
देश से जुदाई होगी और संत, नामी के धाम का रास्ता 
और स्थानों का भेद वगैरा समझोते हैं।। 

५ - हठ योग 

८ - इस से मतलब यह मालूम होता है कि हठ 
करके अपने अग अग को तोड़ना और मोड़ना और 
साफ रखना और फायदा उसका यह है कि तन और 
उसके अगो की सफाई और तन्दुरुस्ती हासिल होवे। 
पच अग्नि तपना, और जल सेवन करना, खडे रहना, 


मौन साधना, नंगे रहना, नेती धोती और बसती क्रिया 
करना, और कीलो पर या मैदान मे बैठना, और उलटे 


लटकना वगैरा वगैरा। यह सब काम हठ योग मे 


| ९८ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 
दाखिल हैं। इन के करने से थोड़ी सफाई अंतर की हो 
सकती है पर न तो वह सफाई कायम रह सकती है 
और न मालिक के चरनों का प्रेम दिल में पैदा हो 
सकता है बल्कि बजाय उसके अहंकार और मान और 
अपनी स्तुति और बड़ाई की चाह बहुत ज़बर मन में 
समा जाती है ओर अक्सर लोग इन में से बहुत से काम 
चौराहो पर और मेलो और लमाशो मे सड़क पर आम 
तौर से करते हुए नज़र आते हैं और जाहिरा उनका 
मतलब धन पैदा करना और अपनी स्तुति कराना 
मालूम होता है।। 


९ - पिछले वक्तों में यह काम स्थूल शारीरधारी 
और स्थूल बुद्धिवाले जीवों की दुरुस्ती के लिये सजम 
के तौर पर जारी किये गये थे यानी उस वक्त के 


बुजुर्गों ने जेसी जेसी जिसकी हालत देखी, उसकी 
सफाई और स्थूलता के दूर करने के लिये और आहिस्ता 
आहिस्ता ऊँचे साधन जैसे अष्टाग योग यानी प्राणायाम 
या मुद्धा के साधन के लिये तैयार करने के वास्ते इन 
कामौ की हिदायत की थी। पर समझना चाहिये कि यह 
सब काम जो उन्होंने बताये, एक एक अग के साधन 
के वास्ते थे और यह निहायत स्थूल तरीका नये 
सीखनेवालों के लिये जारी किया था कि जिससे बरसो 
तक सफाई कराते रहे और फिर भी बहुत कम जीव 
ऐसे निकले कि जिन से यह साधन बन पड़े और फिर 
वे ऊचे साधन में लग गये बल्कि ऐसा हुआ कि एक 
एक साधन मे सब के सब अटक कर रह गये और 
उसी को परमार्थ समझ कर और लोगों की वाह वाह 
और बड़ाई सुन कर मगन हो गये ओर जगल को अपने 
| साधनो को तमाशे के तौर पर दिखा कर अपने रोज़गार | 


| १८]... पफला भागा [ ९९ | भाग 

की सूरत निकाली और अहंकार बढ़ा कर जो सफाई 
का उस साधन से मतलब था उसको भी खो बेठे ओर 
अहंकार और लोभ की मलीनता और पैदा कर ली।। 


१० - इन कामों के करने वालों के मन में जरा भी 
प्रेम मालिक का नहीं आता और न उसके मिलने की 
ख्वाहिश रखते हैं। फिर ऐसे जीवों का उद्धार केसे 
होवे? इस करनी का फल चाहे मान बड़ाई और धन 
इसी जनम में, इसी लोक में, पावें या थोड़ा सुख 
अपनी अपनी सफाई के मुवाफिक परलोक में यानी 
स्वर्ग वगगैरा में हासिल करें या अपनी चाह के मुवाफिक 
दूसरे जनम में राजा या हुकूमतवान या धनवान होकर 
दुनिया का भोग बिलास करें।। 


६ - प्राणायामस यानी अष्टांग योग 


११ - इस योग के अभ्यासी योगी और योगेश्वर 
कहलाते हैं। इस में प्राणों की साधना इस तौर से की 
जाती है कि मूल द्वार से प्राणो को चढ़ाते हैं और बीच 
के चक्रो को बेध कर छठे चक्र में पहुँचा कर चिदाकाश 
में जो छठे चक्र के ऊपर है, लय करते है। यह अभ्यास 
बहुत कठिन है और इसके संजम भी बहुत कठिन हैं 
और जरा सी बद-परहेजी और भूल चूक में खोफ सख्त 
बीमारी या मर जाने का है। बहुत कम ऐसे लोग हुए कि 
पिछले वक्‍त में यह साधन उनसे बन पड़ा, पर हाल के 
वक्‍त में जाहिरा कोई बिरला होगा कि जिससे यह 
अभ्यास थोड़ा सा बनता होगा, नहीं तो चार छ: महीने 
या एक वर्ष कुछ साधना करके इस योग के अभ्यासी 
या तो बीमार हो जाते हैं या खौफ के मारे और 


| १००] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 
ना-कामयाबी?' के सबब से छोड़ देते हैं।। 


१२ - इस अभ्यास में त्याग बैराग और पुरुषार्थ पर 
ज्यादा जोर दिया है और मालिक के चरनों की भक्ति 
और प्रेम की मुख्यता नहीं है। जिस किसी से यह 
अभ्यास पूरा पूरा बन आया तो वह सहसदलकेंवल में 
पहुँच कर रह गया या उसके नीचे चेतन्य आकाश मे लै 
हो गया और यह मुकाम वह है कि जहाँ से संतों का 
अभ्यास शुरू होता है। और इसके ऊपर सात मुकाम तै 
करके सच्चे मालिक के धाम यानी राधास्वामी पद में 
पहुँचना होता है। फिर योगी और योगेश्वरों को सच्चे 
मालिक का भेद और पता नहीं मिला और न उनको 
सच्चे उद्धार का दरजा हासिल इुआ।। 


१३ - अब समझना चाहिये कि जब कि चारों युग 
में प्राणायाम की मुख्यता रही ओर बगेर इस अभ्यास के 
ब्रह्मपद भी किसी को (सिवाय उन बिरले शख्सों के 
जिन से यह अभ्यास पूरा पूरा बन आया) प्राप्त नहीं 
हुआ तो जाहिर है कि योग मत के ब-सूजिब किसी को 
भी और खास कर गृहस्थियों को उसका सिद्धांत 
हासिल नही हुआ, तो सब जीव आवागवन के चक्कर 
में रहे और किसी का भी कल्यान नहीं हुआ और सतों 
के पद की जो कि उनके सिद्धान्त पद के सात दरजे 
ऊपर है और बगेर जहाँ पहुँचने के सच्चा उद्धार किसी 
का नहीं हो सकता है, किसी को खबर भी नहीं हुई और 
न सुरत शाब्द का हाल जिन से कुल्ल रचना प्रकट इई 
और जारी है, किसी को अब लक मालूम पड़ा। फिर 


| -कामपूणनहोनो | - काम पूरा न होने। 


| १८] पला भागा [१०१ | भाग 
योगी और योगेश्वर और आम लोग संतों की और 
उनके अभ्यास की महिमा केसे जान सकते हैं? 


(७ - ध्यान 


१४ - ध्यान करने वालों की तीन किस्म हैं। पहले 
जो मालिक को अरूप समझ कर और आकाशवत 
व्यापक मान कर ध्यान करते हैं। इनका ध्यान बे-ठिकाने 
है और चैतन्य आकाश का ख्याल या अनुमान करके 
ध्यान करते हैं और जो रोशनी अलर मे नजर आवे, 
उसी को आत्मा का दर्शन समझ कर तृप्त हो जाते हैं। 
दूसरे, जो सूरल या निशान का ध्यान करते हैं। इनका 
भी ध्यान बे-ठिकाने है और उनको उस मूरत का दर्शन 
भी बहुत कम होता है और जो कभी हो गया तो जैसी 
सूरत देखी है, उसी के मुवाफिक; न वह कभी बोलती 
है और न चालती है। तीसरे, जो गुरु स्वरूप का ध्यान 
करते हैं। इनको अक्सर दर्शन भी होते हैं और प्रीति भी 
किसी कदर बढ़ती है पर इनका भी ध्यान बे-ठिकाने है, 
इस सबब से तरक्की नहीं होती है।। 


१५ - इन सब ध्यानियो का ख्याल बाहर के 
आकाश में या अंतर में हिरदे यानी मन के आकाश में 
जमता है और वहीं का चमत्कार देख कर यह लोग 
तृप्त हो गये, ऐसा ध्यान सरळ्ी और तकलीफ के वक्त 
में बहुत कम काम देता है, सो इस बाल की यह लोग 
अपनी परख नहीं करते। मालूम होवे कि मन आकाश 
जीव के देह छोड़ने से पहिले सिमट कर ऊपर को 
खिच जाता है। फिर उस वक्त ध्यान नही बन सकता 
और किसी कदर बेहोशी गालिब होती जाती है और 

इसी तरह ज्यादा तकलीफ और बीमारी के वक्त भी 


| १०२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


ब-सबब बे-आरामी और चचलता मन के, यह ध्यान 
बहुत कम बन सकता है।। 


१६ - खुलासा यह कि इन सबको न तो सच्चे 
मालिक की खबर हुई और न अपने इष्ट के असली 
रूप और मुकाम का हाल मालूम हुआ और न इस 
सबब से इनको कुछ तरक्की हासिल होती है और न 
घाट बदलता है और न मन और माया के घेर से बाहर 
जाते हैं। अपनी करनी का फल किसी कदर इस लोक 
मे और कुछ परलोक यानी स्वर्ग वगैरा मे भोगते हैं 
यानी थोड़ा बहुत सुख ओर आनद मिलता है, पर जनम 
मरन के चक्कर से नही बच सकते हैं और जो सुख 
और आनद उनको प्राप्त होता है, वह भी थोड़ी देर 
ठहरने वाला है, पर अहंकार अपने अभ्यास का बहुत 
बढ़ जाता है। | 


१७ - संतो ने जो ध्यान बताया है, उसके साथ 
ध्येय का (यानी जिसका ध्यान किया जाता है ) स्वरूप 
(चाहे रूपवान है या अरूप) और धाम और रास्ता 
अंतर में और उसके चलने की जुगल का भेद भी 
समझाते हैं। इस तरह ध्यानी अभ्यासी की सुरत दिन 
दिन रास्ता तै करती हुई ऊचे को चढ़ती जाती है और 
आनन्द भी बढ़ता जाता है और तन मन और इन्द्रियों 
के घाट से अभ्यासी आहिस्ता आहिस्ता न्यारा होता 
जाता है और अपने ध्येय यानी इष्ट और मालिक का 
जो घट घट में मौजूद है, जब तब दर्शन करके 
निहायत मगन होता है और उसकी मेहर और दया और 
रक्षा अपने अलर में परख कर अभ्यासी की प्रीति और 
प्रतीत दिन दिन ज्यादा होती जाती है और जिस कदर 


| १८]. पफला भागा [१०३ | भाग 
आनन्द ऊँचे से ऊँचे देश का प्राप्त होता जाता है, उसी 
कदर ससार और उसके भोग बिलास और पदार्थो से 
आप ही आप तबियत हटती जाती है यानी सहज बेराग 
की दशा आती जाती है और ऐसे अभ्यासी का आहिस्ता 
आहिस्ता मन और माया के घेर से निकल कर सतो के 
निज देश में जो अमर अजर है, प्राप्त होना मुमकिन है 
और वहाँ पहुँच कर अभ्यासी भी अमर हो जाता है और 
वहाँ का सुख और आनन्द भी अमर है और काल 
कलेश जहाँ बिल्कुल नहीं है, इस तरह सच्चा उद्धार 
और सच्ची मुक्ति हासिल हो सकती है।। 


८ - आभ्यास मुद्रा का 


१८ - अक्सर योगी लोग यह अभ्यास करते हैं और 
कोई कोई गृहस्थी भी इस अभ्यास में शामिल हैं। मुद्रा 


पाच हैं (१) चाचरी (२) भूचरी (३) खेचरी (४) अगोचरी 
और (५) उनमुनी | | 

१९ - पहिली दो मुद्रा में दृष्टि का साधन अंतर 
और बाहर किया जाता है। बाहर कोई स्याह नुकते पर, 
कोई चिराग की लौ पर और कोई नाक की नोक या 
परो पर नजर को जमाते हैं और अतर में दोनो भवो के 
मध्य में ठहराते हैं। इस अभ्यास में रोशनी सफेद या 
रगीन नजर आती हे और उसके देखने से तबियत को 
रस आता है और बहुतेरे इसी को आत्मा का प्रकाशा 
समझ कर तृप्त हो गये। किसी किसी को अपना रूप 
दिखलाई देता है और वह उसी में अटक गये। इस से 
आगे का भेद और रास्ता किसी को मालूम नहीं हुआ। 
यह रोशनी मायक है और हमेशा एकसाँ कायम नही 

रहती हे। इस सबब से इसके अभ्यासी किसी ठिकाने 


| १०४]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | 

पर नहीं पहुँचते हैं और न उनका सच्चा उद्धार हुआ। 
इस करनी का फल थोड़ा सुख और आनन्द अभ्यास के 
वक्त हासिल हो गया और बाकी सुख ऊँचे लोक या 
ऊँची जोनो मे पावेगे और जो यह अभ्यास सच्ची चाह 
सच्चे मालिक से मिलने की लेकर शुरू किया है, तो 
ऐसों को सत सतगुरु मिलेंगे और सच्चे मालिक और 
उसके धाम का भेद और जुक्ति चलने की बतला कर 
और अपनी मेहर और दया से अभ्यास करवा कर घुर 
घर में पहुँचावेंगे। तब सच्चा उद्धार हो जावेगा। 

२० - खेचरी मुद्रा का अभ्यास यह है कि ज़बान के 
सिरे को उलटा कर तालू के द्वारे पर जमाते हैं और 
वहाँ जो अमृत की बूदें हर वक्‍त टपकती रहती हैं, 
उनको पान करके मगन और तृप्त हो जाते हैं और 
आगे का खोज कुछ नहीं करते हैं।। 

२१ - यह अभ्यास बहुत थोड़े आदमी करते है ओर 
जो कि यह देह के संग है, इस सबब से मरने के वक्त 
बहुत कम मदद और फायदा देता है यानी सुरत या 
रूह के खिंचाव पर जाता रहता है।। 


२२ - अगोचरी मुद्रा के अभ्यासी शाब्द की धुन को 
जो अंतर में हर वक्त हो रही है, सुनते हैं। कोई 
आधी रात के बाद बगेर कान बन्द करने के और कोई 
कानो मे कूचियाँ और रूई लगा कर और कोई उंगली 
से कानों को बन्द करके और बाजे मुँह और नाक को 
भी बन्द करते है। यह शब्द मजमुए?" का हर वक्त नीचे 
के परदे में हो रहा है और जो कोई इसको चित्त देकर 
सुने तो तरह तरह की आवाजें खास कर वह दस 


| १८]. पला भागा [१०५ | भाग 
आवाज जो कि योग शास्त्र में लिखी हैं, सुनाई देती हैं 
और उस में जब मन ओर चित्त एकाग्र होकर लग जाते 
हैं तो रस और आनन्द भी आता है और संसार की 
तरफ से किसी कदर तवज्जह भी हट जाती हे, पर 
इस मुद्रा की साधना करने वालों को यह खबर नहीं कि 
कौन शब्द कहाँ से आता है और न वह शब्द की धुन 
के साथ अपने मन और सुरत को चढ़ाते हैं, इस सबब 
से इनका अभ्यास भी पिंड का है और जब मरते वक्‍त 
सुरत या रूह का खिंचाव होता है, उस वक्‍त यह 
मजमुए का शब्द भी जाता रहता है और ऐसे अभ्यासियों 
को कर्म अनुसार फिर देह धरनी पड़ती है यानी जनम 
मरन नहीं छूटता और जीव का कल्यान नहीं होता। जो 
ऐसे अभ्यासियों के मन में आगे के खोज की चाह पैदा 
हो जावे या मालिक के भेद को दरियाफ्त करने का 
शौक मन में आ जावे तो इन को भी संत सतगुरु का 
दर्शन प्राप्त होना और उनकी दया के वसीले से सच्चे 
उद्धार का हासिल होना संतों के अभ्यास की कमाई से 
मुमकिन है और नहीं तो फल अपनी करनी का कुछ 
इस जनम में और आइन्दा दूसरे जनम मे जो पहिले से 
बेहतर और उमदा होगा, भोग करेंगे। पर आवागवन से 
रहित नहीं होंगे और न ऊँचे देश में पहुँच सकेंगे ।। 


२३ - उनमुनी मुद्रा का अभ्यास यह है कि जब 
अगोचरी मुद्रा करके मन और चित्त अभ्यासी के ठहर 
जावे और शब्द के रस मे इस कदर रसीले हो जावे कि 
तन मन और शब्द की भी सुध न रहे तो वह हालत 
समाधि की कहलाती है और इसी को उनमुनी मुद्रा 
कहते हैं। ऐसी समाधि जितनी देर तक रहे, वह 

| उनमुनी अवस्था कहलाती है। इस हालत मे मन और | 


| १०६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


चित्त अभ्यासी के चिदाकाश में लय हो जाते हैं। यह 
दर्जा मुद्रा के अभ्यास में बड़ा है और इसी को आतम 
आनन्द और आत्मा में लय होना मानते हैं। सत मत के 
मुवाफिक यह लोग भी पिंड के नाके पर रह गये और 
ब्रह्माड और सतो का देश उसके ऊपर रहा। इस सबब 
से इनको भी सच्चे मालिक का खोज और पता न लगा 
और न सच्चे उद्धार की गति प्राप्त हुई । ऐसे अभ्यासी 
मरने के बाद कुछ असे तक आलम पद मे रह कर फिर 
देह धरेंगे, पर ऊँचे लोक और ऊंची जोन मे और पहिले 
जनम की निस्बत विशेष सुख पावेंगे, मिस्ल राज भोग 
वगैरा, क्योंकि इन मुद्राओ के अभ्यासियों के मन में 
बासना माया के भोग और मान बड़ाई और प्रभुता की 
धरी रहती है। वह जब तक कि संत सतगुरू का संग 
न मिलेगा और उनकी जुगत की कमाई करके माया के 
घेर के बाहर न जावेगा तब तक दूर न होवेगी। इसी 
सबब से जनम मरन बराबर जारी रहेगा ।। 


९ - बाचक ज्ञान 


२४ - यह मत इस जमाने मे कसरत से जारी हे 
और इसकी असल यह है कि सच्चे ज्ञानी जो योग 
अभ्यास कर के ब्रह्मपद में पहुँचे और जो उन्होंने 
सिद्धात के बचन कहे या अपनी बानी में लिखे, उन को 
पढ़ कर लोग मगन होकर अपने लई ब्रह्मा रूप मानने 
लगे और जो अभ्यास कि सच्चे ज्ञानियो ने बललाया, 
उसकी कुछ कार्रवाई नही की। इस सबब से इनके मन 
और इन्द्रिय जेसे दुनियादारो के ज़बर है और ससार के 
भोग विलास की चाहो से भरे हुए हैं, ऐसे ही बने रहे 
क्योकि उन पर अभ्यास का रगडा नहीं लगा और न 


2 


| १८] पला भागा. [१०७ | भाग 
सफाई हासिल हुई। सिर्फ ऊँची अवस्था की बाते सुन 
कर और याद करके हर एक को सुनाते हैं। और अपने 
आप को ब्रह्म रूप मान कर समझते हैं कि उनको कुछ 
करनी और करतूत की जरूरत नहीं रही। इस मत की 
बातें समझकर सीख लेना बहुत आसान है पर मन और 
इस्त्रियो का रोकना और मारना बहुत कठिन काम है, 
सो मेहनत करना और मन को मोड़ना तो कोई पसन्द 
नहीं करता, सहज में बे-तकलीफ ब्रह्म बन जाना हर 
एक को मजूर है। इस तरह बहुतेरे भेष और पण्डित 
और ग्रहस्थी जिनको थोड़ी बहुत विद्या हासिल हुई, इस 
मत मे शामिल हो गये और ज्ञान की बातें बनाने लगे, 
पर बरताव और रहनी उनकी ससारियों के मुवाफिक 
रहती है और मन और इन्द्रियों की तरगों में बहते रहते 
हैं और अपने हाल से बिल्कुल बे-खबर हैं और जो कोई 
उनकी कसरें जतावे, तो उस से लड़ने और मुकाबिला 
करने को तैयार होते हैं यानी इस कदर गफलत और 
मूर्खता छाई हुई है कि यह भी नहीं समझते कि हम 
कहते क्या हैं और करते क्या हैं । प्रथम तो यह लोग 
कसरत से अभ्यास से खाली है और जो कोई कि कुछ 
अभ्यास करते हैं, वह विचार का है यानी थोड़ी देर 
एकान्त में बैठ कर ख्याल करते हैं कि हम यह भी नही, 
वह भी नहीं, यानी जो रचना कि उनको नजराई देती 
है या जो कुछ कि किताबों में पढ़ा है, उस को निषेद 
करके बाकी जो रहा, उसको अपना रूप यानी ब्रह्मा 
समझ कर चुप्प हो रहते हैं। यह अभ्यास शुरू में कोई 
दिन इतना फायदा दिखलाता है कि उनकी वृत्ति को 
सब तरफ से समेट कर एकाग्र कर देता है और किसी 
किसी को ऐसी हालत मे कुछ प्रकाश भी नज़र आता 


4 


| १०८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


है और बाद थोडे दिन के यह अभ्यास दिन दिन फीका 
और हलका होता जाता है और फिर वेसा सिमटाव और 
एकाग्रता भी नही होती। तब उस अभ्यास को भी छोड़ 
देते हैं और अपने लई पूरा जान कर इधर उधर मेले 
तमाशे और देशो की सैर करते हुए मारे मारे फिरते हैं। 
जो आतम आनन्द इनको प्राप्त हुआ होता तो इनका 
मन सैर और तमाशे की इच्छा न उठाता, पर इन्होने 
भारी धोखा खाया और वृथा अपनी नर देह को बरबाद 
किया । इनका वही हाल होगा जो ससारियो का होगा, 
बल्कि यह उन से ज्यादा तकलीफ और दुख भोगेंगे 
क्योकि यह दावा ब्रह्मा होने का करके मन और इन्द्रियों 
की लरगो मे बे-खोफ बर्तते हैं ओर किसी का डर और 
लज्जा नहीं करते हैं और यही हाल थोड़ा और बहुत 
सूफियों का है जो कि बगेर किसी किस्म के अभ्यास के 
अपने लई सूफी मान बैठे हैं।। 

२५ - सच्चे ज्ञानी जो पिछले वक्त में हुए, उन्होने 
योग अभ्यास और पाँचो उपासना (यानी गनेश और 
विष्णु और शिव और शक्ति और ब्रह्म की) करके और 
छः: चक्रो को बेध कर सहसदलकेवल का दर्शन किया 
और कोई कोई ने त्रिकुटी में पहुँच कर ओकार पुरुष 
का दर्शन करके उसके लक्ष रूप मे जिस को शुद्ध ब्रह्म 
कहते हैं, समाये। वहाँ पहुँच कर एकलाई के बचन 
कहे। उन बचनों को थोड़ी सी विद्या और ओछे पात्रवाले 
पढ़ पढ़ कर फूल गये और सिद्धाती बन गये।। 

२६ - सच्चे योगी ज्ञानियो ने अपनी बानी मे प्रथम 
उपासना और योग अभ्यास की रीत वर्णन की और 
साफ लिख दिया कि जिस मे यह चार साधन नहीं आये 


| १८]. पला भागा [१०९ | भाग 
है (यानी १ - बेराग, २ - विवेक, ३ - षट सम्पति और 
४ - मुमोक्षता) वह अधिकारी सिद्धांत के बचन पढ़ने 
सुनने और मानने का नहीं है और जो यह हुक्म न 
मानेगा, उसका वह हाल होगा जो राहु केतु असुर का 
हुआ जो कि रूप बदल कर देवताओं की सभा में जा 
बैठा और अमृत पान करने में शामिल हुआ और उसका 
यह फल पाया कि सिर काट कर दो टुकड़े किये गये 
यानी जो कोई मन और इन्द्रियों को बगैर काबू में लाने 
के सिद्धान्त के बचन पड़ेगा या कहेगा तो वह अपना 
अकाज करेगा।। 


२७ - आज कल के ज्ञानी अपने लई विद्यावान 
कहते हैं और हाल यह है कि विद्या भी पूरी पूरी उनको 
नही हासिल है ओर अमल यानी अभ्यास का कुछ जिक्र 


भी नहीं। ब्रह्मा को सर्व व्यापक मान कर कहते हैं कि 
आना जाना कुछ नहीं, और जो कि ज्ञान के बचन 
पोथियो में लिखे हुए उनकी समझ मे आ गए, इससे 
उनको उपासना करने की कुछ जरूरत नही रही, ओर 
ऐसे ही अपने मन में आप मान लेते हैं कि चारों साधन 
भी उनमे आ गये और जो कोई उनसे दरियाफ्त करे 
कि कौन साधन करके लुम को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो 
जवाब नहीं दे सकते और नाराज़ होकर झगड़ा करने 
को तैयार होते हैं। ऐसे लोगों के संग से सब को जो 
अपने जीव का कल्यान चाहें, बचना चाहिये और 
उपासना यानी भक्ति और योग अभ्यास करके प्रथम 
अपने अलर की सफाई हासिल करना चाहिये तब 
पहिले उपास्य यानी मालिक का दर्शन पावेगे और फिर 
उसकी दया से उसके लक्ष स्वरुप का दर्शन मिलेगा 
और तन मन और इच्द्रियों से न्यारे होकर मालिक के | 


| ११०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 
-चरनो का प्रेम रस पावेगे, उस वक्‍त चारो साधन भी 
सर्व अंग करके दुरुस्त हो जावेंगे और सच्चे ज्ञान का 
दर्जा हासिल होगा। इसका नाम ज्ञान है और जिसको 
कि बाचक ज्ञानी ज्ञान समझ रहे हैं, वह पोथियों का 
यानी विद्या ज्ञान हे । साक्षात ज्ञान नही हैं।। 

१० - ग्रन्थ और पोथी का पाठ करना और 
सन से मालिक की स्तुति गाना 
और प्रार्थना करना 


२८ - जो लोग सिर्फ इतने ही काम को परमार्थ की 
करनी समझकर कर रहे हैं और अंतर के अभ्यास से 
बे-खबर है, वे विद्यावानों में दाखिल हैं। जिस वक्‍त कि 
यह काम करते है, उस वक्‍त उनके मन का अग थोड़ा 


बहुत परमार्थी हो जाता है और स्तुति और प्रार्थना करने 
के वक्‍त किसी कदर चित्त गदगद हो कर उसमें प्रेम भी 
आ जाता है और अपनी बुद्धि और समझ बूझ के 
मुवाफिक अपने मन और इन्द्रियो की चाल को भी 
किसी कदर दुरुस्त रखते हैं, पर न तो वह प्रेम ठहर 
सकता है और न उसकी तरक्की हो सकती है और 
ज्यादा तकलीफ और ज्यादा सुख के वक्‍त या किसी 
किस्म की उपाधि की हालत में वह समझ बूझ उनकी 
कायम नहीं रहती है और न कुछ परमार्थी मदद दे 
सकती है। । 

२९ - जो इन में से किसी के मन में खोज पैदा हो 
जावे या दुनिया के बहुत दुख पाकर सच्चे सुख की 
तलाश की चाह मन मे आ जावे तो उसका सत सतगुरु 
या साध गुरु या संतों के सलसंगी से मेल हो जाना 


| १८]. पफला भागा [१११ | भाग 


मुमकिन है और फिर उसके वसीले और मदद से जीव 
का कारज बन सकता है।। 


३० - और जो इनके मन में संसार की चाह यानी 
मान बड़ाई और भोगों की ख्वाहिश जबर रही तो इनका 
परमार्थ इसी कदर रहा ओर प्रीति प्रतीत भी अपने इष्ट 
के चरनों में मामूली तौर पर जैसे बाहरमुखी पूजा करने 
वालों की होती है, रहेगी और इस कदर परमार्थ से 
जनम मरन ओर देहियों के सम्बन्धी कष्ट और कलेश 
से छुटकारा नहीं हो सकता है। यह लोग बारम्बार देह 
धरेंगे और अपनी करनी का फल दुख सुख भोगते 
रहेंगे। सच्चे मालिक और उसके धाम का पता और भेद 
और सच्चे उद्धार का तरीका इनको भी मालूम नहीं 
हुआ।। 


खुलासा 


३१ - इस बचन में जो कुछ कि कार्रवाइयाँ लिखी 
गाई हैं, सब परमार्थ के हासिल करने के वास्ते या तो 
सजम हैं या थोड़ी बहुत चढ़ाई के अभ्यास हैं। हरचन्द 
कि इनसे पूरा पूरा काम नहीं बन सकता यानी सच्चा 
और पूरा उद्धार और सच्चे मालिक की प्राप्ति नही हो 
सकती, फिर भी थोड़ा बहुत सुख इस लोक में और 
स्वर्ग आदिक मे मिल सकला है और कोई कोई अभ्यास 
से सुरत और मन की कुछ ऊँचे मुकाम तक पिंड और 
ब्रह्मांड में चढ़ाई भी मुमकिन है।। 

३२ - इस बचन में जहाँ जिकर सूरल और निशानों 
की पूजा का किया गया है, उससे मतलब यह है कि 
चाहे मूरल होवे या लसवीर या ग्रन्थ होवे या पलंग और 


| ११२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 
खड़ाऊं या किसी मत के आचार्य का मुकाम खास या 
कोई उनके निशान या उनके बर्तने की चीजें और 
सामान होवें या भक्तो और औलियाओं और महात्माओं 
और परमार्थी लोगों की कोई जगह खास मुकर्रर की 
हुई या उनके नाम से कोई मकान बने हुए या जहाँ कि 
उन्होंने कोई दिन रह कर अभ्यास और सलसग किया 
होवे या उनकी समाध और मकबरे होवे और जहाँ कि 
लोग किसी वक्त मुकर्ररा पर जमा होकर पूजा, नज़र 
भेंट या सतसंग करते होवे । | 


३३ - और जहा कि इस बचन में नाम तीर्थ का 
आया है उससे मतलब यह है कि चाहे उन मुकामों में 
से जो ऊपर जिकर किये गये, कोई स्थान होवे या कोई 
दरिया या झील या कुंड या कुँवा या बावड़ी जिस को 


लोगों ने ब-सबब ठहरने उस जगह महात्माओं के, 
पवित्र और बुजुर्ग माना होवे और जहाँ कि वक्त 
मुकर्ररा पर लोग वास्ते स्नान ध्यान पूजन और देने 
नज़र और भेंट, और पुण्य दान करने के, अपने 
परमार्थी फायदे या कोई ससारी मतलब और मुराद 
हासिल होने की नजर से, जमा होते होवें ।। 


३४ - इस जगह पर इस कदर जलाना जरूर 
मालूम होता है कि जिस जगह पर चाहे कोई स्थान 
ऊपर के ज़िकर किये इए मुकामो में से होवे और लोग 
इस इरादे और मतलब से जमा होवें कि वहाँ किसी 
पिछले सत या साध या महात्मा या औलिया या भक्त के 
भजन अभ्यास और सतसंग करने की जगह है और वह 
ब-सबब उनके वहाँ ठहरने के निहायत पवित्र और पाक 
है और जरूर वहाँ पर खोज और पला और भेद तरीके 


_ 2 


| १८]... पफला भागा [११३ | भाग 


का कि जिसकी कमाई करके उन महात्माओं को बडे 
से बड़ा दर्जा हासिल हुआ, उनके गद्दी-नशीन या 
सतसंगियों से जो वहाँ उस वक्त मौजूद होवें, मिल 
सकता है और वहाँ पहुँच कर वे उन महात्माओं के 
निशान पर भाव और अदब की नज़र से हार फूल 
चढ़ावे और वहाँ जो साधू रहते हैं, उनके खाने पीने के 
खर्च के वास्ते नजर भेंट करें या उनके लिये तोहफा 
वगैरा ले जावें और भाव के साथ उस मुकाम पर या 
किसी निशान के सनमुख अदब (जेसे मत्था टेकना 
और सिजदा करना) बजा लावे और वहाँ ठहर कर 
सलसग करें और भेद ऊंचे दरजो और परमार्थ का, 
और जुगल और अभ्यास उनके प्राप्ति की, दरियाफ्त 
करें और जब तब वास्ते इजहार करने हाल अपने 
अभ्यास के और दरियाफ्त करने ज्यादा भेद, और 
तरकीब दूर करने विघ्नो के जो हालत अभ्यास मे वाके 
होते है, आना जाना जारी रक्खे तो यह कार्रवाई मूरत 
और निशान की पूजा में दाखिल नहीं हो सकती, 
क्योकि जहाँ तहाँ जो ऐसे स्थानों पर सतसग और 
अतर का अभ्यास जारी है, वहाँ जो लोग परमार्थी 
फायदा हासिल करने के लिये जमा होंगे, वह किसी 
सूरत में बाहर की कार्रवाई में नही अटकने पावेगे और 
न वहाँ बाहर की कार्रवाई का कुछ उपदेश जारी होगा, 
वहाँ जो कुछ कि जाहिरी भाव और अदब के कायदे 
बरते जाते हैं, वह ब-सबब मुहब्बत महात्माओं के और 
ख्याल उनकी बुजुर्गी के बरताव में आते हैं, न कि 
स्थान या निशान की पूजा और उसी को मालिक समझ 
कर और उसका इष्ट बाँध कर पूजा में दाखिल हो 
सकते हैं और जहाँ कही कि सतसंग और उन महात्माओं 


| ११४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


का चलाया हुआ तरीका अंतर अभ्यास का वास्ते प्राप्ति 
आला दरजे के परमार्थ के, जारी नही है और न कोई 
वहाँ किसी दरजे के अभ्यासी रहते हैं तो जिस कदर 
कार्रवाई भाव और अदब वगेरा की वहाँ जारी है, वह 
कर्म और भर्म मे दाखिल होगी और उस कार्रवाई से 
जीवों के न तो संशय और भर्म दूर होंगे और न आला 
दरजे के परमार्थ हासिल करने का तरीका मालूम 
होगा । जिस कदर कि तन मन धन वहाँ पर लोग जमा 
होकर लगावेगे, उसका फल थोड़ा बहुत सुख इस 
लोक में या स्वर्ग आदिक में जेसे और शुभ कर्मो का 
फल मिलता है, पावेंगे । | 


बचन उन्नीसवों 


सल मत में जाहिरी यानी 
बाहरमुख कार्रवाई 


सलत अथवा राधास्वामी मत मे जो जो अभ्यास कि 
जारी हैं, उनकी कार्रवाई अन्तर में ऊँचे घट मे होती है 
और बाहर सिवाय सतसंग और सेवा और आरती के 
कोई कार्रवाई नही होती और इनका हाल मुफस्सल 
नीचे लिखा जाता है।। 


१ - पहिले, “सतसग”। यह सत सतगुरु या 
साध गुरू या अभ्यासी और प्रेमी सतसगी के सग का 
नाम है। इसमे सच्चे मालिक सत्तपुरुष राधास्वामी 
दयाल का निर्णय और उन की और सत सतगुरु की 
महिमा ओर उनके चरनो मे दीनता ओर प्रेम ओर प्रतीत 


| १९]... पला भागा [११५ | भाग 


पैदा करने और बढ़ाने का जिकर होता है और संत 
सतगुरु की बानी का पाठ और सच्चे मत यानी 
राधास्वामी मत का निरूपण और सच्चे मालिक और 
उसके मिलने के सच्चे रास्ते और जुगल का भेद और 
अभ्यास की तरकीब और उसकी बड़ाई और उसका 
फल और असर जेसा कुछ कि अभ्यासी को वक्त वक्त 
पर मालूम होता जाता है, वर्णन किया जाता है और 
ससार का हर वक्‍त बदलने वाला हाल और उसके 
भोग और पदार्थो का नाशमान होना समझा कर उसमे 
वाजिबी और जरूरी तौर पर बर्तने की हिदायत की 
जाती है। ऐसे सलसग की जरूरत हर एक सच्चे 
परमार्थी यानी सच्चे मालिक क प्रेमी को ज्यादा से 
ज़्यादा है क्योकि बिना उसके भरम और संशय दूर नहीं 
होते और पुरानी रसमी और कौमी और ससारी चाल 
और व्यवहार को जिसका मन बरसों से आदी हो रहा 
है और जो सच्चे परमार्थ में विघ्न डालते हैं, नहीं छूट 
सकते और सच्चे मालिक की मौजूदगी का सच्चा 
यकीन दिल में नहीं आ सकता और न सच्ची प्रीति मन 
में पेदा होती है और न वह जैसा चाहिये, दिन दिन 
बढ़ती है और न अभ्यास सुरत शाब्द योग का दुरुस्ती 
से बन सकता है और न उसकी तरक्की हो सकती 
है।। 

२ - दूसरे, “सेवा” । इसकी तीन किस्म हैं। पहिले 
मन की सेवा और वह यह है कि बाहर मे सतसंग और 
दर्शन, और अंतर में सुमिरन और ध्यान करना, प्रीति 
और प्रतीत के साथ। दूसरे तन की सेवा और यह हाथ 
पॉव की कार्रवाई है जैसे चरन दाबना, पखा करना, 
| पानी लाना, खाना पकाना, हाथ धुलाना, फर्श बिछाना, | 


| ११६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 
झाडू लगाना, और जो जिस वक्त मुनासिब मालूम 
होवे । तीसरे धन की सेवा और वह यह है कि जिस 
कदर जिससे अपनी ताकत के मुवाफिक हो सके, 
परशाद और भोग रखना, साधुओं का भडारा करना, 
गरीबों और मोहताजो के लिये मालिक के नाम पर 
खाना और कपड़ा देना, साधो और सलसगियो के लिये 
बागा लगाना ओर मकान बनवाना ।। 


३ - पहिली सेवा सब परमार्थियो को जरूर चाहिये। 
दूसरी सेवा उन लोगों के वास्ते खास कर मुकर्रर हुई 
है जिनका मन सतसंग और ध्यान और भजन में कम 
लगता है पर सेवा करके प्रीति और प्रतीत उनकी 
बढ़ती जावेगी और दिन दिन सलसग और अभ्यास में 
प्यार और शोक बढ़ता जावेगा और फिर यही सेवा उन 


अभ्यासियो के वास्ते भी है कि जिनके मन और सुरत 
भजन में ज्यादा लगते हैं और प्रेम और उमंग उन की 
ज्यादा होती जाती है कि उस उमंग में उनका मन 
आपही आप थोड़ी बहुत सेवा करने को चाहता है और 
निहायत दीनता के साथ ऐसी सेवा, अन्य सेवकों से 
माँगा कर करने लगते हैं, और इस मे फायदा यह है कि 
उनके अंग २ में प्रेम धस जाता है और जब जब कि 
सुरत उनकी ऊपर को विशेष चढ़ जाती है, तब ऐसी 
सेवा करके उसकी धार नीचे को यानी देह मे उतर कर 
उनके हाथ पैरों को जो किसी कदर कसरत भजन से 
सुन्न यानी सुस्त पड़ जाते है, ताकत और चालाकी देती 
है। तीसरी सेवा उनके वास्ते है जिनके पास थोड़ा या 
बहुत धन है और इससे उनकी प्रीति और प्रतीत भी 
जाहिर होती है ओर उसकी तरक्की भी होती हे क्योकि 
जब उनको सच्ची प्रीति और प्रतीत मालिक और गुरू | 


| १९]... पला भागा (११७ | भाग 

के चरनो में आई, तब मुमकिन नहीं कि उन से कोई 
सेवा तन मन और धन की बाकी रह जावे और दुनिया 
में भी जहाँ आपस में मुहब्बत होती है, वहाँ बहुत ख़ुशी 
के साथ धन खर्च किया जाता है ओर तन की सेवा भी 
उमंग के साथ करते हैं, फिर परमार्थ में जहाँ कि सच्ची 
प्रीति का कारखाना हे, सच्चे प्रेमी और सच्चे प्रतीत 
वाले के मन में निहायत दरजे की उमंग वास्ते करने 
डन सेवाओं के, उठती है ओर जिस कदर ऐसी सेवायें 
उससे बनती जाती हैं, उसी कदर रस परमार्थ का 
अंतर और बाहर उस सेवक को ज्यादा से ज़्यादा 
मिलता जाता है।। 


४ - यह तीनों किस्म की सेवा सब मतों में जारी हैं 
और सबब इनके जारी होने का यह है कि दुनिया में 


सब जीव तन मन और धन में बँघे हुए हैं। और इन्हीं 
की प्रीति हर एक के मन में धरी हुई है और जब कोई 
परमार्थ में आया, तब संत और महात्मा चाहते हैं कि 
उस के मन में मालिक की प्रीति जबर पैदा होवे, तब 
उसका सच्चा उद्धार मुमकिन होगा यानी लन, मन और 
धन की प्रीति आहिस्ता आहिस्ता सतसंग और अभ्यास 
करके हलकी होती जावे और उसकी जगह मालिक 
और गुरू की प्रीति पैदा होकर दिन दिन बढ़ती जावे। 
जब ऐसी सूरत हुई, तब वह परमार्थी जैसे कि दुनिया 
की प्रीति की जगह बहुत ख़ुशी के साथ तन मन और 
धन की सेवा करता है यानी अपने दोस्त और अजीज 
के वास्ते तन मन और धन मगन होकर खर्च करता है, 
इसी तरह जब कि उसको सच्चे मालिक की प्रतीत 
आई और प्रेम मन में जागा, तब वह गुरू और साध 
और प्रेमी सतसंगी की हर तरह से सेवा करने को | 


| ११८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


उमंग के साथ अन्तर से चाहता है और जब ऐसी सेवा 
बन पड़ती है, तब उसको निहायत खुशी और ताज़गी 
दिल को होती है और जब तक सेवा न बने, लब तक 
मन उस का उदास और सुस्त रहता है, इस वास्ते यह 
सब सेवा निशान और सुबूत इस बात के हैं कि सेवा 
करने वाले के मन मे सच्ची प्रीति और प्रतीत मालिक 
के चरनों में आई और उसने गुरू और साध और 
सलसगियों को मालिक का प्यारा समझा और उनके 
साथ बिरादराना मुहब्बत करने लगा, नही तो अपने मन 
के शोक पूरा करने को और भोगों के रस लेने के लिये 
और अपनी स्त्री और लड़के बाले की खातिर और 
बिरादरी के राजी और खुश रखने के लिये सब कोई 
तन मन और धन लगा रहे है और फल उसका सिवाय 
ससारी खुशी और मन और इन्द्रियो के हुक्म मे चलने 
और बिरादरी को राजी रखने के और कुछ नहीं मिल 
सकता है और परमार्थी को ऐसी सेवायें करने से सच्चे 
मालिक की प्रसन्नता और रजामन्दी हासिल होती हे 
और उसका फल यह होता है कि दिन दिन उसकी 
प्रीति और प्रतीत चरनो मे बढ़ती जाती है और अतर मे 
भजन और ध्यान का रस ज्यादा मिलता जाता है और 
सब तरह से सच्चे मालिक की दया हर काम मे अंतर 
और बाहर अपने ऊपर निरख और परख कर मन ही 
मन में मगन होता हे और भरोसा मालिक के चरनों में 
मज़बूत होता जाता है। 


५ - तीसरे “आरती ”। यह तरकीब ध्यान की है 
कि सन्मुख गुरू या साध के बेठ कर और दृष्टि से 
दृष्टि जोड़ कर अन्तर में मन और सुरत को खींच कर 

| ऊपर को चढ़ाया जाता है। सब अभ्यासी हर रोज़ यही | 


| १९]... पला भागा. [११९ | भाग 
अभ्यास आँखें बन्द करके अपने अन्तर में करते हैं। पर 
कभी कभी सन्मुख गुरू या साध के बैठ कर करने में 
मदद मिलती है और मन और इन्द्रिय निश्चल हो जाते 
हैं और खिचाव और चढ़ाई भी हर एक की ताकत के 
मुवाफिक आसानी से होती है, इस सबब से रस और 
आनन्द विशेष आता है और इसी तरह चन्द मर्तबा 
अभ्यास करने से ताकत बढ़ती है। आरती के वक्‍त 
रोशनी यानी जोत जगाई जाती है इस मतलब से कि 
अक्सर यह काम रात के वक्‍त किया जाता है कि दर्शन 
अच्छी तरह से होवें और कुछ परशाद भी बतौर भोग 
सन्मुख रक्‍्खा जाता है कि बाद आरती के वह सतसंगियों 
और साधुओं में तकसीम हो जाता है और अपनी 
सरधा और उमंग के मुवाफिक कभी कभी पोशाक और 
नकद भी भेट किया जाता है और वक्‍त आरती के प्रेम 
अग वाले और आरती के शब्दों का लहजे और स्वर के 
साथ पाठ किया जाता है और सब सतसंगी और 
साधू आरती करने वाले के मुवाफिक पाठ को चित्त से 
सुन कर अपने अपने अन्तर में ध्यान करते हैं, पर 
सन्मुख वही शख्स बैठता है जो आरती करता है। जो 
शब्द कि गाया जाता है, उसके मतलब और मुकामों 
पर नजर रख कर अन्तर मे ध्यान और चढ़ाई की जाती 
है । यह काम हर रोज नहीं बन सकता है पर जैसा 
जिसका शौक होवे, उस के मुवाफिक कभी कभी या 
महीने या हफ्ते में एक या दो दफा उसकी कार्रवाई 
होती है।। 


६ - सिवाय ऊपर की लिखी हुई कार्रवाई के चार 
काम ओर हैं जो वास्ते परमाथी फायदे सच्चे प्रेमियों के, 
सल मत में बाहर की कार्रवाई मे शामिल किये गये हैं| 


| १२०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 

और वे थोड़े बहुत हर एक मत में जारी हैं। इस जगह 
उनकी तफसील मय उनके फायदे के लिखी जाती है 
जिस से सब सतसंगियों को उनके जारी होने का सबब 
और फायदा मालूम हो जावे और मन में भरम और 
सशय पैदा न होवे और वह चार काम यह हैं, पहिले 
गुरू और साध के चरनों पर मत्था टेकना या चरन 
छूना, दूसरे हार और फूल चढ़ाना, तीसरे परशादी 
लेना और चोथे चरनामृत लेना। अब हर एक का बयान 
जुदा जुदा किया जाता है।। 


गुरू और साध के चरनो पर मत्था टेकना 
या चरन छूना 


७ - इस कर्रवाई से मतलब यह है कि गुरू और 
साध की दया हासिल होवे और चरनों को स्पर्श करके 
यानी छू कर वह सीलल रूहानी धार जो हर वक्त 
उनके चरनों से निकलती रहती है, प्रेमी परमार्थी की 
रूह यानी सुरत और देह में असर करे। अब मालूम 
होवे कि हर एक शख्स की कुल्ल देह से और खास कर 
हाथ और पैर से हर वक्त चैतन्य धार रोशनी रूप 
निकलती रहती है। जो संसारी और दुनियादार लोग हैं 
और खास कर वे जो नशे की चीज खाते पीते रहते हैं 
और मास आहार भी करते हैं, उनकी धार उनकी रहनी 
और खान पान के मुवाफिक बहुत नीचे के दरजे की 
अथवा ब-निस्बत सत और साध की धार के जिनकी 
सुरत ऊँचे के देश की बासी है, बहुत मैली और कम 
रोशन होती है और संत और साध की धार निहायत 
निर्मल और चैतन्य और रोशन होती है। यह धार वक्त 
छूने उनके चरन के, हाथ या माथे से, फौरन छूनेवाले 


N 


2 


| १९]... पफला भागा [१२१ | भाग 


के बदन में समा जाती है और उसकी रूह यानी सुरत 
में ऊपर के देश की तरफ झुकाव और संत चरन में 
प्रीति पैदा करती है। हर मुल्क और हर कौम के लोगों 
में जहाँ जहाँ आपस में प्रीति या रिश्तेदारी है, यह 
दस्तूर जारी है कि चाहे मर्द होवें या औरतें, जब जब 
आपस में मिलते हैं तो किसी न किसी तरह से एक 
दूसरे के बदन को छूते है, जेसे किसी कोम मे छाती 
से लगा कर मुलाकात करते है या हाथ या पाँव छूते हैं 
और किसी कौम मे सिर्फ हाथ मिलाते है और ज्यादा 
प्यार या मुहब्बत की जगह मुँह या हाथ पाँव चूमते है। 
गारज़ इससे साफ यह मालूम होती है कि जहाँ अदब या 
प्यार मुहब्बत दिलो में है, वहाँ जरूर बगैर छूने एक 
दूसरे की देह के, मन को चैन नहीं आता है और इस 
छूने से एक की चैतन्य धार दूसरे की चैतन्य धार से 
मिल जाती है क्योकि असल में सब मनुष्यों का स्वरूप 
चैतन्य धार है जो ब-राह रगो के तमाम बदन और अग 
अग में फैली हुई है और प्यार और मुहब्बत और अदब 
का जोश और असर उसी धार में है सो वह धार जब 
तक कि दूसरे की धार से किसी कदर न मिले, अपने 
प्यार या मुहब्बत या अदब का फायदा यानी रस और 
आनन्द नहीं हासिल कर सकती है। इस वास्ते सब 
देशो मे और सब कोमो मे कोई न कोई चाल इस 
किस्म की जारी है कि जिससे यह मतलब हासिल 
होवे। फिर संत सतगुरु या साधगुरू के चरनों के स्पर्श 
से कि जिनकी देह से निहायत ऊँचे दरजे की चैतन्य 
की धार हर वक्त जारी है, किस कदर फायदा अलावा 
उनकी दया खास के यानी रस और आनन्द हासिल 
होना, मुमकिन है। इस वास्ते हर एक शख्स को चाहिये 


| १२२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


कि जब कहीं ऐसे महात्मा मिलै, जरूर अपना परमाथी 
और ससारी भाग बढ़ाने के वास्ते उनके चरनों मे मत्था 
टेके या उनके चरनों को भाव और प्रेम के साथ सिर 
झुका कर छुये। | 


हार और फूल चढ़ाना 


८ - यह कार्रवाई भी भाव और प्यार और अदब के 
साथ सत सलगुरू और साध और महात्मा के सन्मुख 
की जाती है और मतलब उसका यह है कि उनकी दया 
प्राप्त होवे और उनकी निर्मल चैतन्य धार जो कि ऐन 
अमी रूप है और हर वक्‍त उनकी देह से जैसा कि 
ऊपर लिखा गया है निकलती रहती है, फूलों में समा 
कर जब कि वह हार फूल परशादी के तौर से लिये 
जावे, सेवक के अग में उसका असर पैदा होवे यानी 
वह निर्मल धार सेवक के चैतन्य की धार से मिल कर 
उस के मुख का ऊँचे की तरफ को झुकाव करे ।। 


परशादी लेना 


९ - यह कार्रवाई दो तरह से होती है। एक तो यह 
कि जब सत सलगुरू या साध या कोई महात्मा भोजन 
पावे और जो कुछ उनका उच्छिष्ट यानी खाने से बाकी 
रहे, उसको उन के सेवक या इष्ट वाले परशाद समझ 
कर आपस में तकसीम करके खावे या जो परशाद 
वगेरा उनके भोग लगाने के पहिले तकसीम होवे, 
उसको हर एक शख्स उनसे परशादी करा लेवे यानी 
वे उस चीज़ पर अपना लब* लगा देवे, तब वह पवित्र 
और सेवकों के पाने लायक समझी जावे । 


(______१-होठाथूँ) | - हौठ। थूँक। 


| १९]... पफला भागा [१२३ | भाग 

१० - जाहिर है कि हर एक मनुष्य और जानवर के 
लब में असर हे। कितनी ही छोटी बीमारियों को सिर्फ 
बीमार के अपने लब के लगाने से आराम हो जाता है 
और कुत्ते अपनी चोट और जख्म को अपनी ज़बान से 
चाट कर दुरुस्त कर लेते हैं और कोई कोई आदमियों 
के फोड़े या जरम दूसरे आदमी के लब लगाने और 
उनका मवाद चूस कर निकाल देने से अच्छे हो जाते 
हैं। असल यह है कि हर एक जानदार की ज़बान पर 
चैतन्य की धार जो कि अमी रूप है, जारी रहती है और 
उसी में यह असर फोड़े और जख्म और दूसरी बीमारी 
के अच्छे करने का है और उसी धार के सबब से रस 
और स्वाद खाने पीने का आदमी को आता है।। 

११ - जब कि आम आदमियो और जानवरों की 
जबान और उसके लुआब मे इस कदर असर है तो 
फिर संत और साध और दूसरे महात्माओ के लुआब 
की क्या तारीफ की जावे और उस का असर किस 
कदर असर वाला होगा क्योंकि उनकी धार बहुत ऊचे 
देश से और निहायत निर्मल, अमी रूप, आती है और 
वह सिर्फ देह को नहीं बल्कि रूह यानी सुरत और मन 
को पवित्र करने वाली और ताज़गी बख्शने वाली है। 
जब कि कोई खाने की चीज़ उनके मुख से लगे तो वह 
निहायत पवित्र और निर्मल चैतन्य की धार से असर 
लेकर निहायत रसीली हो गई तो बडे भाग हैं उन लोगो 
के कि जिनको ऐसी खास पवित्र परशादी मिले। इसके 
पाने से सच्चे और प्रेमी परमार्थी की प्रीति और प्रतीत 
सच्चे मालिक और गुरू के चरनो में दिन दिन बढ़ती 
जावेगी और अंतर में सफाई हासिल होती जावेगी ।। 


| १२४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 

१२ - मालूम होवे कि जहाँ कहीं आपस में मनुष्यों 

की ससारी मुहब्बत गहरी है, वहाँ ज़रूर वे अक्सर एक 
साथ खाते पीते हैं और बहुत ख़ुशी से एक दूसरे की 
जूँठन पाते हैं। तो जब कि ससारी प्रीति में इस कदर 
तबियत मायल हो जाती है कि एक दूसरे की छुई हुई 
या जूँठी चीज़ से परहेज नहीं रहता तो संत और 
साध और महात्मा की परशादी जब कि उनको गुरू 
धारन किया, किस कदर प्रीति और सफाई और उमग 
के साथ माँग कर लेना चाहिये। ससारी कार्रवाई में 
आपस में साथ खाने या एक दूसरे की जूठन पाने से 
ससारी मुहब्बत मजबूत होती है और कपट दूर हो 
जाता है और संत या साध या महात्मा की परशादी लेने 
से मालिक के चरनों में प्रीति और प्रतीत मजबूत होकर 
दया और मेहर प्राप्त होती है कि जिससे दुनिया में भी 
रक्षा और मरने के बाद जीव का कारज दुरुस्त बनता 


है। | 


चरनासृत लेना 


१३ - यह कार्रवाई भी उसी मुवाफिक समझना 
चाहिये जैसा कि परशादी के निस्बत बयान हो चुका है 
और यह भी कि संत और साध और गुरू के चरनों में 
भाव और भक्ति और दीनता का निशान है।। 


१४ - अब मालूम होवे कि सत और साध और 
महात्माओं की सब देह और खास कर उनके अंगूठों 
और उँगलियो से हर वक्त निर्मल चैतन्य की धार अमी 
रूप जारी रहती है और इसी तरह सब जीवों की देह 
और उँगलियो से भी धार जारी रहती है। पर संत और 
साध की धार बहुत ऊचे देश से आती है और महा 


| १९]... पला भागा (१२५ | भाग 
निर्मल और अमी रूप और रोशन चैतन्य है और आम 
जीवों की धार ब-निस्तब उनके मलीन और कसीफ 
यानी स्थूल चैतन्य की धार है, इस सबब से परमार्थी 
लोग वास्ते प्राप्ति मेहर और दया और होने सफाई 
अंतर के, पुराने वक्तों से गुरू और साध के चरनो को 
दूध या जल से धो कर उस जल या दूध को चरनामृत 
समझ कर पान करते आये हैं और अब भी सब जगह 
सब मतों मे थोड़ी या बहुत यह चाल किसी न किसी 
सूरत या तौर से जारी है।। 


१५ - यहाँ इस बात का बयान करना जरूर है कि 
पानी फौरन चेलन्य की धार को जज्ब कर लेता हे यानी 
अपने में समा लेता है। इस सबब से जल का इस्तेमाल, 
कसरत से, वास्ते इस काम के, मदिरो मे और सत 
और साध और गुरू की सगत में जारी है। हर एक 
तारघर में जहाँ तार की खबरें आती जाती हैं, एक 
सिरा तार का हमेशा कए मे या पानी मे डूबा रहता है, 
इस मतलब से कि जब बिजली चमके तो उसकी धार 
उस तार के वसीले से पानी मे समा जावे और जो ऐसा 
न किया जावे तो वह बिजली की धार तारघर को या 
उस आदमी को जो तार का काम करता है, जला देवे। 
कही कहीं तार का सिरा बजाय पानी के जमीन मे गाड़ 
दिया जाता है और उससे भी यही मतलब हासिल होता 
है क्योकि जमीन भी बिजली की धार को अपने मे समा 
लेती है। ऐसे ही अक्सर लोग दूर ले जाने के वास्ते 
चरनामृत को मिट्टी मे मिला लेते है और उसको थोड़ा 
थोड़ा करके अरसे तक काम में लाते हैं।। 


ग न न न न सेंड 


| १२६]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


बचन बीसवाो 
नेत्र के स्थान से सुरत को अतर में चढ़ाना 
यही सच्चा मार्ग उद्धार का हे 


१ - हर एक आदमी को, चाहे मर्द होवे या औरत, 
जो दुनिया के हाल को गोर से देखता है ओर जो कुछ 
कि हालतें जीवों पर गुजरती रहती हैं, विचार के साथ 
उन पर नजर करता हे तो उसको थोड़े से सोच और 
विचार से मालूम होगा कि इस दुनिया में कोई चीज़ 
ठहराऊ नहीं है और यहाँ थोडे दिनों का बास है और 
इस थोड़े दिनों के आराम और जरूरी चाहो के पूरा 
करने के लिये सब जीव सुबह से शाम तक मेहनत और 
मशक्कत करते हैं ओर इस आराम के हासिल करने के 
लिये तरह तरह की तकलीफे और कर्मो का भार अपने 
सिर पर उठाते हैं और जब अपनी ज़रूरत के मुवाफिक 
सामान मिल जाता है, तब लालच बढ़ा कर तरह तरह 
के फिजूल सामान और इन्द्रियों के भोगो के हासिल 
करने के लिये कोशिश करते हैं और अपने आप को 
चिन्ता और फिकर और रज मे डालते हैं और बहुत सी 
जगह और चीजों में बे-फायदा मुहब्बत और बधन पैदा 
करते हैं और फिर नतीजा यानी फल उसका यह होता 
है कि थोड़ा बहुत इस किस्म का सामान इकट्ठा करके 
और कुछ उसका भोग और रस लेकर सब का सब 
सामान मरने के वक्‍त यहीं छोड़ कर चले जाते हैं। 

२ - विचारवान आदमी ऐसे हाल को गौर से देख 
कर जरूर अपने मन में यह ख्याल करेगा कि जैसे इस 
दुनिया में हर एक चीज़ में ऊचे से ऊचे और नीचे से 


2 


वश 


| २०]... पला भागा [१२७ | भाग 
नीचे दरजे हैं, इसी तरह कुल्ल रचना में भी ज़रूर 
दरजे होगे यानी इस लोक से, ओर बढ़कर लोक जरूर 
ऊँचे दरजे में होगे ओर वहाँ मेहनत और तकलीफ कम 
और सुख और आराम ज़्यादा और ठहराव भी ज़्यादा 
होगा और इसी तरह कोई ऐसा भी दरजा होगा और 
उस में लोक भी ऐसे होंगे कि जहाँ का सुख और 
आनन्द बहुत भारी और हमेशा का कायम रहनेवाला हो 
और जीव भी वहाँ हमेशा रह कर उस आनन्द का रस 
लेता रहे क्योंकि इस दुनिया में भुनगे से लगा कर 
आदमी तक, कितने ही दरजे नज़र आते हैं और हर 
एक ऊँचे दरजे में ठहराव और सुख ज़्यादा से ज़्यादा 
होता जाता है और आसमान पर तारा मडल और चाँद 
और सूरज की रचना निहायत लतीफ और निहायत देर 
तक कायम रहने वाली नजर आती है। 


३ - ऐसा विचारवान आदमी अपनी हालतो को भी 
जो हर रोज़ उसके ऊपर गुजरती हैं, गौर से ख्याल 
करेगा और उनसे वह नतीजे जो आगे लिखे जाते हैं, 
निकालेगा | | 

४ - पहिली हालत जाग्रत की कि जिस में यह 
आदमी इन्द्रियो के स्थान पर, खास कर आखो के तिल 
मे, बैठ कर दुनिया की कार्रवाई करता है और जो 
सामान कि ब्रह्मा और माया ने भोगो की किस्म से रचे 
हैं, उनका रस लेता है और देह के और दुनिया के दुख 
सुख भोगता है।। 


५ - दूसरी हालत स्वप्न की यानी जब कि आदमी 


सोते में ख्वाब देखता हे। इस हालत मे रूह यानी सुरत 
की धार इन्द्रियो और खास कर आँख के स्थान से 


4 


| १२८]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | 
अन्दर की तरफ खिच जाती है ओर उस वक्त देह और 
दुनिया और कुटुम्ब परिवार और माया के पदार्थ और 
सामान और उनके दुख सुख की जो कि हालत जाग्रत 
में सताते है, बिल्कुल खबर नही रहती और इस हालत 
का स्थान देह के अदर दूसरा है और जिस देह से कि 
इस हालत में सुरत यानी रूह सुपने में बरतावा करती 
है, वह भी दूसरी यानी सूक्ष्म या लतीफ है।। 


६ - तीसरी हालत सुषुप्ति यानी गहरी नीद की 
जिस में सुरत यानी रूह को दोनों देही और उनकी 


हालतों से बिल्कुल बे-खबरी हो जाती है यानी स्थूल देह 
जिससे जाग्रत की हालत में कार्रवाई होती है, और 
सूक्ष्म देह जिससे सुपने की हालत मे कार्रवाई होती है, 
दोनों भूल जाती है और उनके दुख सुख का भी असर 
वहाँ नहीं पहुँचता है।। 

७ - इन तीनो हालतों की कैफियत को विचार 
करने से यह बात साफ मालूम होती है कि यह तीनों 
देहियाँ (यानी स्थूल सूक्ष्म और कारन) रूह यानी सुरत 
का स्वरूप नहीं हैं, बल्कि यह देहियाँ खोल या गिलाफ 
मुवाफिक मकान के हैं, जिन में बैठ कर रूह यानी 
सुरत उनके औजारों यानी इन्द्रियो के वसीले से इस 
दुनिया में और स्वप्न देश में कार्रवाई करती है और 
सुषुप्ति के देश मे कुल्ल कार्रवाई इस किस्म की बन्द 
हो जाती है और जिस कदर कि दुनिया और देह के 
दुख सुख हैं, वह उसी हालत और उसी देह के सग 
करने में सुरत यानी रूह को व्यापते है और जब वह 
हालत और उसकी देह बदल जाती है, तब उन दुक्खों 


| २०]... पला भागा [१२९ | भाग 
और सुक्खों का असर सुरत यानी रूह पर बिल्कुल नहीं 
पहुँचता । । 

८ - इस नतीजे से यह बात साफ जाहिर होती है 
कि सुरत यानी रूह एक जुदी वस्तु यानी चीज़ है और 
देह जुदी चीज़ है और सुरत को देहियों का संग करने 
और उनके औजारों यानी इच्द्रियों के वसीले से बाहर 
की रचना के पदार्थो का रस लेने और उनमें मन को 
बॉधने और लगाने से दुख सुख भोगना पड़ता है।। 


९ - जो सुरत इस तरफ से यानी मन और इन्द्रिय 
और देहियो और भोगों की तरफ से चित्त को हटा कर 
अंतर में अपने निज रूप की तरफ जो सुषुप्ति अवस्था 
यानी गहरी नीद की हालत के परे है और फिर उस 
निज रूप के भडार की तरफ जो कि माया की हद्द के 
पार है और वही सच्चे मालिक और सर्व रचना के पिता 
का धाम है, शौक के साथ लवज्जह करे तो उसको 
अपने निज रूप का आनन्द और सुख हासिल होने लगे 
और दुनिया और देह के दुख सुख से निवृत्ति यानी 
अलेहदगी जिसको मुक्ति कहते हैं, फौरन हासिल होती 
हुई मालूम होने लगे।। 


१० - सुरत यानी रूह और उसका भडार सर्व 
आनन्द और सर्व सुख और चैतन्य शक्ति का खज़ाना 
है और उसी की धारो से जब वह इन्द्रियों के स्थान पर 
आकर ठहरती है, हर एक इन्द्रिय के भोग का रस 
मालूम होता है और जो वह धार न आवे तो कुछ मज़ा 
या रस या स्वाद मालूम नहीं हो सकता है।। 


११ - यह बात, हालत स्वप्न के, विचारने से अच्छी 
तरह साबित हो सकती है, क्योकि उस हालत मे रूह 


| १३०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


यानी सुरत सब इच्द्रियो की कार्रवाई उसी तौर पर 
जैसे कि जाग्रत अवस्था मे करती है, ब-दस्तूर करती 
है, और उसी तरह का आनद और स्वाद हर एक 
इच्द्रिय की कार्रवाई मे मालूम होता है, जेसे कि हालत 
जाग्रत मे, तो इससे साफ जाहिर होता है कि यह सब 
रस और सुख और आनन्द रूह यानी सुरत की धार में 
है और बाहर के पदार्थ सिर्फ एक वसीला उस धार के 
इन्द्रिय के मुकाम पर अन्दर से खींच कर लाने का है 
यानी आदमी के अन्तर में सब रस और स्वाद और 
आनन्द हर तरह का और ताकत उसके भोगने की 
मौजूद है। । 


१२ - विचारवान आदमी इन सब ऊपर की लिखी 
हुई बातो का यानी दुनिया के हाल और अपनी हालतो 


को गौर के साथ नजर करने से आप समझ सकता है 
और उनसे यह नतीजा निकाल सकता है कि जो कोई 
पूरन आनन्द और पूरन सुख के भडार मे पहुँचना चाहे, 
उसको मुनासिब है कि अपने अतर में भेद लेकर 
तवज्जह करे और चलने की जुगल दरियाफ्त करके 
आख के मुकाम से, जहाँ कि इस सुरत की खास बैठक 
जाग्रत की हालत में है, चलना शुरू करे तो एक दिन 
अपने निज रूप का दर्शन कर सकता है और वहाँ से 
निज भंडार में जहाँ से सब रूहें यानी सुरतें आई हैं, 
पहुँच कर परम आनन्द को प्राप्त हो सकता है।। 

१३ - मालूम होवे कि रूहें बे-शुमार इस लोक में 
आई है और इसी तरह हर लोक में कसरत से मौजूद 
है। फिर जरूर हुआ कि कोई भडार खास है कि जहाँ 
से यह आती हैं क्योंकि हर एक देह यानी जिस्म में चाहे 


| २] पला भागा [१३१ | भाग 
वह जमीनी है, चाहे आसमानी, एक एक सुरत मौजूद 
है और उसकी ताकत से उस देह यानी जिस्म की 
कुल्ल कार्रवाई जारी रहती है और जब वह रूह उस 
देह को छोड़ देती है, उसी वक्‍त वह देह बेकार होकर 
थोड़े अरसे में नेस्त और नाबूद हो जाती है।। 


१४ - रूह यानी सुरत के निज रूप और स्थान का 
हाल इस देह में और भी उसके भंडार यानी कुल्ल 
मालिक के मुकाम का भेद और रास्ते का हाल और 
उसके तै करने की तरकीब सिर्फ राधास्वामी मत यानी 
संत मत में तफसील के साथ लिखी है। और मतों में 
इस हाल का बयान साफ तौर पर और ततफसील के 
साथ पाया नहीं जाता है, क्योकि जो यह हाल साफ 
साफ लिखा होता तो जितने मत कि दुनिया में जारी हैं, 
उनके मानने वाले सिर्फ पोथियाँ पढ़ने और पढ़ाने और 
बाहरी पूजा और रस्मो में अटके न रहते और जरूर 
उनमें से थोड़े बहुत खोज करके अंतर के अभ्यास में 
लगते और वहाँ का रस पाकर अपने मत वालों को जो 
बाहरमुखी पूजादि में भरम रहे हैं, समझा बुझा कर 
उसी काम में लगाते और हर एक अभ्यासी इस तरह 
अपनी सच्ची मुक्ति होती हुई अपने में आप परख कर 
थोड़ी बहुत शान्ति को प्राप्त होता ।। 


१५ - इस वास्ते मुनासिब और जरूर मालूम होता 
है कि हर एक आदमी, चाहे मर्द हो या औरत, इस 
दुनिया के नाशमान और अखीर में तकलीफ देने वाले 
सुखो का भरोसा न करके उनकी चाह सिर्फ ज़रूरत के 
मुवाफिक उठावे और सच्चे और पूरन और हमेशा 
कायम रहने वाले सुख और आनन्द के हासिल करने 


4 


| १३२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


के वास्ते और देह के सगी दुख सुख और जनम मरन 
की तकलीफ से बचने के लिये जिस कदर आराम और 
आसानी के साथ कोशिश बन पड़े, हर रोज़ करे । और 
इस काम के करने के वास्ते, मुवाफिक उपदेशा 
राधास्वामी मल के, यह जरूर नही हे कि कोई आदमी 
अपना घर बार और कुटुम्ब परवार और उद्यम और 
रोजगार को छोड़ दे। सिफ इतना दरकार है कि 
फिजूल चाहे ससार के भोग बिलास और नामवरी की 
छोड़ कर प्रेम और उमग के साथ थोड़ा बहुत अभ्यास 
उस आसान युक्ति का जो राधास्वामी दयाल ने अब 
जारी फरमाई हे और जिसमे किसी किस्म का खौफ 
और खतरा नहीं हे, हर रोज एक घटा या दो घटे या 
ज्यादा, दो दफे या तीन दफे, करे तो उसका फायदा 
अभ्यासी को थोडे दिनों मे अपने अलर में दिखलाई 
देगा और फिर उसका शौक सच्चे मालिक की दया से 
अंतर में परचे पाकर दिन दिन बढ़ता जावेगा और इस 
तरकीब से एक दिन निज धाम मे पहुँच कर सच्चे 
मालिक राधास्वामी का दर्शन मिल जावेगा।। 


१६ - और जो कोई सच्चे मालिक का खोज अपने 
घट में नही करेगा और सुरत शब्द योग की जुगल को 
वास्ते हासिल होने दर्शन सच्चे मालिक के और पहुँचने 
धुर धाम के दरियाफ्त करके उसकी कमाई नही करेगा 
और सिर्फ मजहबी किताबों के पढ़ने और बाहर की 
पूजा और परमाथी रस्मो में अटका रहेगा कि जिनका 
सिलसिला रूह की धार के साथ अतर में नहीं लगा 
हुआ है तो उसको सच्ची मुक्ति कभी नहीं हासिल होगी 
और न जनम मरन के चक्कर और माया की हदूद से 
. बाहर जावेगा, इसी लोक में या और ऊँचे नीचे लोको | 


| २१]. पला भागा [१३३ | भाग 
में जनम पाकर सुख दुख भोगता रहेगा और यह उत्तम 
नर देही जिस में सच्चे परमार्थ की कमाई हो सकती है, 
मुफ्त बरबाद जावेगी और अखीर वक्‍त पर अफसोस 
और पछतावा कुछ फायदा न देवेगा। इस वास्ते हर 
एक आदमी को जो अपने नफे और नुकसान का 
तमीज कर सकता है, मुनासिब है कि जहाँ दुनिया के 
सब काम करता है और रोजगार के लिये मेहनत सख्त 
उठाता है, अपने जीव के कल्यान के लिये भी कुछ 
थोड़ी बहुत कार्रवाई दो घटे तीन घंटे हर रोज़ बिला 
नागा किया करे। इसमें उसका और उसके परिवार का 
फायदा इस दुनिया मे और बाद मरने के परलोक में 
होगा और बहुत सी तकलीफ और दुखों से राधास्वामी 
दयाल की कृपा से सहज में बचाव हो जावेगा ।। 


बचन इक्कीसवाँ 


सब जीवों को अभ्यास सुरत शब्द का 
वास्ते कल्यान और उद्धार अपने 
जीव के करना चाहिये 


१ - सब लोग हर रोज नौ द्वार के वार बर्न रहे हैं 
यानी (दो आँखों के, दो कानों के, दो नाक के, एक 
मुंह, एक पेशाब और एक पाखाने का) कुल्ल नो द्वारे 
जो पिंड में हैं, इन में होकर सुरत की धार दुनिया के 
अनेक तरह के भोग और पदार्थो में बरतावा कर रही है 
और एक एक द्वार का रस और मजा जो हासिल होता 


| १३४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 
है, उसी मे सब जीवों का निहायत दरजे का बधन हो 
रहा है। 

२ - सब इ्द्रियों का पूरा पूरा भोग तो किसी बिरले 
जीव को जैसे महाराजो के महाराजा को हासिल होगा, 
पर थोड़ी इन्द्रियो का भोग तो थोड़ा बहुत हर एक जीव 
को अपनी अपनी ताकत और सामान के मुवाफिक 
हासिल है और उस में इस कदर आसक्ति यानी बधन 
मन का हो रहा है कि बगेर उसके जीव अपनी जिन्दगी 
मुश्किल समझता है और उसके छोड़ने में अपने जीव 
की हानि देखता है।। 


३ - सुरत की बैठक तीसरे तिल में है जो दोनों 
आँखों के मध्य के मुकाबिल अंदर की तरफ है और 
उसी स्थान से सब इन्द्रियों का सूल लगा हुआ है और 
उसी स्थान से (जो सहस दल केवल के नीचे है) सुरत 
की धारें सब इन्द्रियों में और कुल्ल देह के अग अग में 
जारी हुई हैं, गोया सुरत जो कि सूरज के मुवाफिक है, 
अपनी किरनियों यानी धारों से सब देह में व्यापक हो 
रही है और अपनी धारो से अग अंग को चैतन्य कर रही 
हे। | 

४ - जब कि सुरत की एक एक धार में जो कि एक 
एक इन्द्रिय के स्थान पर आकर कार्रवाई करती हे, 
इस कदर रस और आनन्द है कि कोई कोई आदमी 
सिफ एक एक इन्द्रिय के रस और मजे के शौक मे 
अपनी जान और माल सब दे देते हैं, जैसे शराबी या 
अफयूनी और चटोरे खाने पीने और नशे के शौक वाले 
जबान इन्द्रिय के बस होकर अपना धन और लन 
उसके नजर कर देते हैं और तमाशबीन यानी वेश्यागामी 


| २१]. पला भागा [१३५ | भाग 
आदमी काम इन्द्रिय के बस होकर अपनी जान और 
माल उस काम में खर्च कर देता है और अपने अजीज 
और रिश्तेदार और बिरादरी की मुहब्बत और शरम 
और खौफ सब छोड़ देता है तो रूह यानी सुरत की 
धार में जो ऊँचे मुकाम यानी दसवें द्वार से पिंड में 
आती है (और जो अपने मुकाम पर बैठ कर और अनेक 
धार होकर मिस्ल हजारे फव्वारे के तमाम बदन में फैली 
है) किस कदर रस और आनन्द होना चाहिये यानी उस 
धार को कुल्ल रस और मजा और आनन्द का (जो 
पिंड में इन्द्रियों के वसीले से हासिल हो सकते हैं) 
भंडार समझना चाहिये।। 


५ - अकलमंद आदमी जो इस बात को गौर से 
समझे, वह फौरन यह नतीजा निकाल सकता है कि 


जब कि सर्व रस और मजे और आनन्द सुरत की धारो 
में हैं और वह सब मजे और रस और आनन्द अन्तर में 
हर एक जीव के मौजूद है, जेसाकि स्वप्न अवस्था के 
हाल को विचार करके मालूम हो सकता है तो फिर हर 
एक जीव को चाहिये कि जहाँ तक हो सके, अपने 
अन्तर में उन मजो और रसो को आसानी से हासिल 
करने की जुगल दरियाफ्त करके थोड़ी बहुत उसकी 
कमाई शुरू कर देवे तो आहिस्ता आहिस्ता जरूर एक 
रोज उस स्थान पर पहुँचना मुमकिन है, जहाँ कि सुरत 
की निशिस्त? है और जहाँ पहुँच कर उस सुरत की 
धार से (जो सब धारों का, जो इन्द्रियों क द्वारो से 
जारी होती हैं, खजाना है) मिल कर उसका आनन्द 


| १३६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 
(जिस में सर्व इच्द्रियों के मजे शामिल हैं) ले सकता 
हे। | 
६ - यह बात कुछ नई और ज्यादा मुश्किल मालूम 
नही होती क्योकि बहुत से आदमी सिर्फ चार पाच 
इन्द्रियो के रस और स्वाद के हासिल करने के लिये 
रात दिन मेहनत करते हैं और फिर भी वह रस पूरे पूरे 
जैसा कि मन चाहता है, हासिल नहीं होते और इन 
रसों के हासिल करने के लिये उनकी सुरत की धार 
चार पाँच द्वारो पर बैठ कर अपनी ताकत को बाहर-मुख 
भोगों मे खर्च करती है, और जिन को सर्व इन्द्रियो के 
रस हासिल हैं, उनकी सुरत की धार का बरताव नौ 
द्वारो मे हर रोज रहता है यानी इन द्वारों के वसीले से 
बाहर की तरफ दुनिया के भोगों और सामान में वह 
धारें रोजमर्रा बहती रहती हैं यानी खर्च होती रहती हैं, 
फिर दसवें द्वार की तरफ चलने के लिये जो अन्दर 
दिमाग यानी सिर के गुप्त है और जहाँ से शाब्द की 
धार रूह यानी सुरत के स्थान तक और वहाँ से नीचे 
की तरफ हर वक्‍त जारी हे और तमाम बदन को चैतन्य 
और ताजा करती रहती हे, किस कदर तवज्जह हर 
एक आदमी को करना जरूर और मुनासिब मालूम 
होता है। जो इस कदर मेहनत न बने जैसे कि दुनिया 
के भोगों के हासिल करने के लिये हर कोई कर रहा है 
तो थोड़ी सी मेहनत यानी दो तीन घटे अभ्यास हर रोज 
करना अपनी रूह यानी जीव के फायदे और कल्यान 
के वास्ते जरूर बल्कि फर्ज मालूम होता है।। 


७ - यह सच है कि अन्तर का मजा और रस सुरत 
शब्द योग के वसीले से ऐसी जल्दी नहीं मालूम होला, 


2 


| २१]. पला भागा [१३७ | भाग 


जैसा कि बाहर के भोगो का रस फौरन इन्द्रिय के 
वसीले से मिलता है और सबब यह है कि इन्द्रियों की 
कार्रवाई करते हुए जीव को जन्मान जनम और हाल के 
जनम में सालहा साल गुजर गये हैँ और अंतरमुख शब्द 
की कमाई हाल में शुरू की है, फिर कैसे दोनो अभ्यासों 
का फल बराबर जल्द मिले? सिवाय इसके इस काम 
में यानी अभ्यास में बहुत थोड़ा वक्‍त लगाया जाता है 
और उस में से भी बहुत सा वक्त गुनावन यानी 
ख्यालात दुनियावी में गुज़र जाता है और थोड़े से थोड़ा 
वक्‍त खालिस" अभ्यास में सफ? होता हे, फिर किस 
तरह ऐसा जल्दी असर और फायदा अंतरमुख कमाई 
का सही मालूम पड़े? शौकीन को इस वास्ते मुनासिब 
है कि जिस कदर बन सके रोजाना अभ्यास जिस कदर 
दुरुस्ती के साथ बने, करता रहे और जो रस और 
आनंद आला दरजे का अंतर में न मालूम पड़े तो 
अपनी हालत की परख करके देखे कि अभ्यास से 
पहिले किस कदर उसके मन का बंधन संसार और 
उस के पदार्थों मे था और बाद गुजरने कुछ अरसे जेसे 
एक दो बरस के, किस कदर प्यार और भाव उसका 
दुनिया और उसके पदार्थों में कम हुआ और किस 
कदर प्रीति और प्रतीत उसकी सच्चे मालिक और गुरू 
के चरनों में बढ़ी और किस कदर उसका भजन और 
सलसग मे चाव और प्यार बढ़ा ।। 

८5 - जो इस तरह अपनी हालत की परख करने से 
मालूम पड़े कि ससार और ससारियों की तरफ से 
तबियत किसी कदर दिन दिन हटती जाती है और 


| १ननिर्मल।२-ख़ी | - निर्मल। २ - खर्च। 


| १३८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


अन्तर अभ्यास में और सलसग और बानी के पाठ में 
ज्यादा लगती जाती है और इधर का रस ज्यादा 
आनन्द देता है और ससार के भोग दिन दिन किसी 
कदर फीके लगते मालूम होते हैं तो यही सबूत इस 
बात का है कि अंतर का रस भारी और पायदार? है और 
बाहर भोगो का रस हलका और फीका और नाशमान 
है। फिर मुनासिब है कि जिस कदर बने, इसी अभ्यास 
को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता जावे और ससार की 
मुहब्बत आहिस्ता आहिस्ता कम करता जावे तो रफ्ता 
रफ्ता एक दिन काम दुरुस्त बन जावेगा और इसी 
अभ्यास से एक दिन सच्ची मुक्ति और परम आनंद 
प्राप्त हो जावेगा ।। 


९ - मालूम होवे कि ऊपर जो कुछ लिखा है, यह 


सच्चे अभ्यासी का हाल है यानी जिसके दिल में निर्मल 
चाह सच्चे मालिक के मिलने और अपने जीव के 
कल्यान करने की है और कोई दूसरी ख्वाहिश सिद्धि 
शक्ति की या मान बड़ाई हासिल करने की नही है और 
ससार के भोगों की फिज़ूल चाह जिसने सचौटी के 
साथ दूर करी है या कम करता जाता है, उसी की 
हालत अभ्यास करके आहिस्ता आहिस्ता बदलती जावेगी 
और बुरे कामों से नफरत? और नेक? कामो में रगबत* 
होती जावेगी और उसको अभ्यास की हालत में यह भी 
मालूम हो जावेगा कि इस जुगल की कमाई से तन मन 
और इच्द्रियों से न्यारा होना मुमकिन है और फिर वही 
जीव सतो के बचन की परीक्षा अपने अतर में ब-ख़ूबी 
करता जावेगा और दिन दिन राधास्वामी दयाल की 


| ^ दहशऊ। २-हटाव। ३-शुमा ४ -चा। | - ठहराऊ। २ - हटाव। ३ - शुभ। ४ - चाव। 


| २२] पला भागा [१३९ | भाग 


मेहर और दया से प्रीति और प्रतीत उनके चरनो मे 
बढ़ा कर एक दिन अपना काम पूरा बना लेवेगा। और 
जो कोई अपने मन और इन्द्रियों में आशक्त हैं और 
ससार के भोग और पदार्थों की चाह किसी कदर जबर 
रखते हैं और उसको दूर या कम नहीं कर सकते, 
उनकी हालत जल्द नहीं बदलेगी पर जो सतसंग और 
अभ्यास करते रहेंगे तो अव्वल उनके अन्तर मे सफाई 
और फिर आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाई होती जावेगी और 
फिर हालत भी बदलती जावेगी ।। 


बचन बार्डसवोँ 


पुरुषार्थ और प्रारब्ध यानी मौज अथवा 


लदबीर और तकदीर 


१ - एक सतसंगी का प्रश्न है कि जीव पराधीन है 
या स्वाधीन यानी जो कर्म यह चाहे, अपनी ताकत से 
कर सकता है या कि जैसा प्रारब्ध में लिखा है यानी 
जन्म के वक्‍त जेसा लेख हो गया है, उसी के मुवाफिक 
यह अपनी उमर भर मे कार्रवाई करता है? 

जवाब इस प्रशन का यह हे कि जीवो की दो किस्म 
है, एक प्रेमी परमार्थी ओर दूसरे ससारी यानी दुनियादार || 

२ - प्रेमी परमार्थी जीवों का यह हाल है, जैसा कि 
इन कड़ियों में लिखा है 

विषयन से जो होय उदासा। 
परमारथ की जा मन आसा।। 


धन संतान प्रीति नहि जाके। 
जगत पदारथ चाह न ताके।। 


| १४०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 
तन इन्द्री आशक्त न होई। 
नीद भूख आलस जिन खोई।। 
बिरह बान जिन हिरदे लागा। 
खोजत फिरे साध गुरु जागा।। 
साध फकीर मिले जो कोई। 
सेवा करे करे दिलजोई।। 

३ - ऐसी हालत जिस किसी की है, वह संसारी 
मुआमलो की तरफ तवज्जह कम रखता है और इन 
मुआमलों में जो कुछ जतन बन आवे और जैसा कुछ 
उसका फल होवे, उसको मालिक की मौज अपने 
वास्ते समझ कर उस पर राजी रहता है ओर दुख सुख 
और तकलीफ की हालत मे कभी अपने मालिक को 
नही भूलता है और न कभी मालिक की शिकायत करता 
है ओर पूरी पूरी सरन सच्चे मालिक राधास्वामी दयाल 
की लेकर अपनी तवज्जह परमार्थ के जतन में लगाता 
है और सच्चे मालिक के दर्शन और प्रसन्नता की चाह 
सब से जबर रखता है। । 


४ - ऐसे जीवों का हिसाब अलेहदा है यानी उनके 
वास्ते जो कुछ होता है और उन से जो कुछ कि बनता 
है, वह सब कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल की मौज 
से होता है। वह तो सच्ची सरन मे आकर बाल समान 
अपने सच्चे माता पिता राधास्वामी दयाल के आसरे 
और उनकी दया के भरोसे पर जीते हैं और सब अपने 
कारोबार और कुटुम्ब परिवार को उनकी मौज के 
आसरे रखते हैं यानी जैसे वे रवखे, उसी में राजी रहते 
हैं ओर दुनिया के दस्तूर के मुवाफिक थोड़ा बहुत जतन 
भी दुनिया के कामों में करते हैं, पर उस में राधास्वामी 
दयाल की मौज को अपनी चाह और जरुरत पर 


| २२] पला भागा [१३१ | भाग 
फायक" रखते हैं और कभी मौज से नाराज नहीं होते 
हैं।। 


५ - ऐसे जीव पुरुषार्थ का कुछ भरोसा नहीं रखते, 
सिर्फ अपने मालिक के हुक्म और मौज को सब कामों 
में मानते हैं और समझते हैं कि जो कुछ उनके और 
उनके कुटुम्ब और परिवार के वास्ते होता है, वह 
राधास्वामी दयाल माता पिता के हुक्म से होता है और 
माँ बाप अपने बच्चों के वास्ते कभी कोई बात तकलीफ 
या नुकसान की नहीं करेंगे, इस वास्ते जब कोई बात 
ज़ाहिर मे नुकसान या तकलीफ की पैदा होवे तो उस 
मे भी मसलहत और अपना असली नफा और फायदा 
समझते हैं जैसे कि जब बालक के फोड़ा निकलता है 
तो माता उसको डाक्टर से बालक को अपनी गोद मे 
लेकर चीरा दिलवाती है, उस वक्त जाहिर मे यह काम 
दुखदाई मालूम होता है, पर फायदा उसका थोड़े अरसे 
में जाहिर होगा कि फोड़े का दर्द दूर हो जावेगा और 
जल्द उसको आराम होवेगा।। दूसरे 


ससारी जीव यानी दुनियादार 


६ - इन जीवो को अपने सच्चे मालिक का अतर मे 
हर वक्त अग संग मौजूद होने और उसकी समरत्थला 
और दयालता और हर दम खबरगीरी करने का पूरा 
पूरा निश्चय नही है। इस वास्ते वे आपने पुरुषार्थ यानी 
जतन और तदबीर का आसरा और भरोसा रखते हैं 
और उसी में प्रवृत्त रहते हैं। सच्चे मालिक का भरोसा 
इनके दिल में नही आता है और जो कोई ऐसा मानता 
है, उसको वे नादान और सुस्त और आलसी समझते 


| १४९]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


हैं। इस सबब से यह जीव प्रारब्ध यानी मालिक की 
मौज या हुक्म को नहीं मानते और अपने सब कामों की 
जवाब-देही यानी बोझ भार अपने सिर पर लेते है और 
जब कोई काम उनकी मरजी और चाह के मुवाफिक 
दुरुस्त बन जावे तब अपने पुरुषार्थ और बुद्धि की 
महिमा करते हैं और जो उनकी चाह के मुवाफिक न 
बने तो किसी न किसी जीव को या अपनी समझ बूझ 
या अपनी कार्रवाई को दोष लगावेंगे कि उसने फलानी 
बात हमारे कहने के मुवाफिक नही की या कोई बात 
हम चूक या भूल गये, नही तो वह काम जरूर ऐसा बन 
जाता और जब कोई नुकसान हो जावे, तब भी दूसरे 
शख्स को या बीमारी या हकीम और डाक्टर वगेरा या 
अपने भाग को दोष लगावेगे। पर यह बहुत कम कहेंगे 
कि मालिक के हुक्म से ऐसा हुआ या उसकी मरज़ी 
ऐसी ही थी।। 


७ - इस वास्ते इन लोगों के वास्ते पुरुषार्थ यानी 
जतन मुख्य है। इनसे कभी प्रारब्ध यानी मालिक के 
हुक्म के आसरे निश्चल नही रहा जावेगा और जो कोई 
इनको ऐसी सलाह देगा, उसको धोखा देने वाला और 
अपना नुकसान कराने वाला समझेंगे और उसकी 
सलाह नही मानेगे।। 


८ - सिवाय इन दो किस्म के जीवो के एक तीसरी 
किस्म और भी हे और उस किस्म मे वे जीव हैं कि जो 
नये परमार्थ में आये हैं और जिन को अभी पूरी प्रीति 
और प्रतीत सच्चे मालिक के चरनों में नहीं आई है और 
जिन के दिल मे अभी दुनिया के भोग बिलास की चाह 
बहुत जबर है और परमार्थ की कमाई इस कदर करना 


| २२]... पला भागा [१४३ | भाग 
चाहते हैं कि जिस में उनके दुनिया के आराम और भोग 
बिलास मे कमी या खलल? न पड़े और राधास्वामी 
दयाल की सरन भी सिफ इस कदर ली हे कि जिस में 
उन के जीव का अन्त समय गुजारा हो जावे यानी दुखो 
से और नरको की तकलीफ से बचाव हो जावे और 
आहिस्ता आहिस्ता एक दिन अपने निज घर में 
राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु की कृपा से पहुँच 
जावे, पर इस काम मे ऐसी जल्दी भी नहीं चाहते कि 
जिसमें उनके दुनिया के व्यवहार और आराम मे किसी 
तरह का नुकसान या खलल पैदा होवे बल्कि ऐसा 
चाहते हैं कि दुनिया की भी तरक्की यानी वृद्धि होती 
रहे और परमार्थ भी थोड़ा बहुत बन जावे ।। 

९ - ऐसे जीव जब तक कि उनकी मरजी और 
चाह के मुवाफिक सब काम उनके दुनिया और परमार्थ 
के बनते जावेंगे तब तक तो मौज और हुक्म सच्चे 
मालिक को थापते और मानते रहेंगे और जब कोई 
काम उनकी चाह के मुवाफिक दुरुस्त नहीं होगा या 
किसी तरह का कोई नुकसान होवेगा, उस वक्त जो 
कोई यह कहेगा कि मौज से हुआ तो नाराज़ हो जावेगे 
और गुस्से मे भर आवेगे और सच्चे मालिक पर तान 
लगावेगे कि वह बे-रहम ओर निर्दई है और अपने बच्चो 
पर दया नही करता। क्या वह दुनिया का थोड़ा सा 
सुख जो हजारों जीव दुनियादार भोग रहे हैं, अपने 
भक्तो को नहीं दे सकता या उनकी थोड़ी चाह दुनिया 
की पूरी नही कर सकता? वह तो समरत्थ है, चाहे जो 
कुछ कर सकता है और चाहे तो बगेर किसी तकलीफ 
के सब काम अपने भक्तों का बना सकता है और मन 


| १४४]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


की चचलता और मलीनता और काम क्रोध लोभ मोह 
वगैरा के जोर को भी घटा सकता है, फिर वह ऐसी 
दया क्यों नही करता? और सबब न होने ऐसे कामों का 
उनकी चाह के मुवाफिक उनकी समझ मे जैसा चाहिये, 
नही आ सकता है। इस वास्ते वे हमेशा डगमग यानी 
डावाँडोल रहते हैं, कभी प्रीति और प्रतीतवान और कभी 
रूखे और फीके और बे प्रतीत, पर जो ऐसे जीव सतो 
के सतसंग और परमार्थ में लगे रहेंगे तो धीरे धीरे 
उनका भी काम बन जावेगा और एक दिन सच्चे और 
पूरे प्रेमियों के घाट यानी दरजे पर आ जावेगे और तब 
वे भी सच्चे मालिक की मौज को हर एक काम में 
मानने लगेंगे।। 


बचन तेर्डसवो 


परमार्थ मे गुरू की ज़रूरत और उनकी 
किस्म और दर्ज और भेद 


१ - कोई काम दुनिया का ऐसा नही है कि जो 
बिना उस्ताद के सिखाये हुए कोई आदमी (औरत या 
मद) कर सके, यहाँ तक कि बच्चे को खड़ा होना और 
चलना और खाना और पीना बगेर सिखाये नहीं आता 
है और लिखना और पढ़ना और हर पेशे का काम लो 
जरूर मास्टर या उस्ताद से सीखना पड़ता हे। इसी 
तरह सच्चे परमार्थ यानी सच्ची मुक्ति के हासिल करने 
के लिये भी अभ्यास के सिखाने वाले की जिस को गुरु 
कहते हैं, निहायत जरूरत हे ।। 


| २३] पहला भागा [१४५ | भाग 


२ - पडित या पुरोहित या पाधे जो परमार्थी शास्त्र 
या पोथियाँ पढ़ाते हैं या करम कराते हैं या बाहरी पूजा 
और होम और यज्ञ कराते है, इनको गुरु नही कहा जा 
सकता है। जो कोई आप पढ़ना जानता है यानी थोड़ा 
बहुत विद्यावान है, वह कर्मकाड और जाहिरी पूजा की 
किताबे आप पढ़ सकता है और उनकी कार्रवाई करा 
सकता है, पर ऐसा दस्तूर रक्खा गया है कि चाहे कोई 
पढ़ना जाने या नहीं, वह सब पंडित या पाधे या 
पुरोहित से कर्मकाड की कार्रवाई में मदद लेते है और 
उसी वक्‍त उनका हक्क मेहनत यानी जो उनका दस्तूर 
हर एक पूजा और रस्म और त्योहार वगैरा का मुकर्रर 
है, उनको अदा कर देते हैं। 


३ - आम परमार्थी गुरु की दो किस्म हैं, एक 
वशावली गुरु और दूसरा नेष्ठावान यानी अभ्यासी 
गुरु । | 


४ - पहिले, वंशावली गुरु वह है कि जिनके घराने 
में चेला करने का व्यवहार जारी है और इनकी तीन 
किस्म हैं । । 


५ - पडित यानी ब्राह्मण । इनको हिन्दुस्तान में 
पुराने वक्‍तो से लोग बड़ा मानते चले आये हैं और जब 
किसी को मुकर्ररा उमर पर जरूरत गुरु करने की 
होती है तब पंडित या पुरोहित या साधारण ब्राह्मण को 
अपना गुरू बनाते हैं और उससे जिस देवता का इष्ट 
बॉधना और पूजन करना मज़ूर होवे, उसी का मत्र और 
विधि जाहिरी पूजा की दरियाफ्त करके पूजा जारी 
करते हैं। और मत्र का ज़बानी जाप करते हैं।। 


| १अ६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


६ - भेष जिन्होंने फकीर या साधू के कपड़े पहने हैं 
और अपना घरबार छोड़ दिया है या सयोगी साधुओं 
की तरह से गृहरथ में रहते हैं। जो कोई उनके पास 
परमार्थ की चाह लेकर जावे तो वह उसको या लो 
कपड़े रंगीन देकर फकीर या साधू बना लेते हैं और 
जैसा कुछ कि उन्होंने अपने गुरु से सुना है या बानी 
मे पढ़ा है, उसके मुवाफिक मत्र या नाम का उपदेशा 
कर देते है और गृहस्थ होय तो सिर्फ उसको उपदेश 
मत्र या नाम का कर देते हैं। यह लोग भी पडिलतो और 
ब्राह्मणों के मुवाफिक मत्र या नाम का ज़बानी जाप 
बताते हैं। ऐसे साधू बहुत कम हैं कि जो मनसे या 
स्वासा से जपने की विधि नाम की बतावे और नामी का 
भेद अंतर में तो कोई नहीं बललाता है बल्कि पंडित 
और भेष दोनो इस भेद को आप ही नहीं जानते हैं। 


७ - गुसाई और महंत और साहबजादे । यह लोग 
चाहे जिस कौम से होवे, किसी नेष्ठावान गुरु की 
औलाद में या उन के सिलसिले में गद्दी-नशीन होने से 
गुरू कहलाते हैं और अपने घराने के पुराने चेलों की 
औलाद और उनके रिश्तेदारों को मत्र या नाम का 
जबानी जाप करने का उपदेश देते हैं, पर आप 
नेष्ठावान नहीं हैं और न अपने बुजुर्ग या गुरु की नेष्ठा 
यानी अभ्यास की युक्ति से वाकिफ हैं और न उसको 
जानना चाहते हैं क्योकि यह ससारी हैं और सिवाय 
अपने घराने के सेवको की औलाद और अपने चेलो से 
धन और माल लेने के और चाह नहीं रखते। इनका भी 
आदर और भाव इनके चेले पडित और ब्राह्माण और 
भेषों के मुवाफिक करते हैं बल्कि कहीं कहीं उन से 

. बहुत ज़्यादा खातिर और पूजा इन लोगों की होती है।। | 


| २३] पला भागा [१४७ | भाग 
८ - और मालूम होवे कि इनके चेलों में से कोई 
सच्चा खोजी परमार्थ का नही है और जो कोई ऐसा है, 
वह फौरन इनको छोड़ कर सच्चे गुरु का खोज करके 
और वहाँ से उपदेश लेकर अपना काम परमाथी जारी 
करता है। यह वशावली गुरु ऐसी हालत किसी अपने 
चेले की देख कर उसको बहुत दिक और तग करना 
चाहते हैं पर जो यह लोग सच्चा परमार्थ बिल्कुल नहीं 
जानते, इस सबब से कोई कार्रवाई इनकी उसके साथ 
पेश नहीं जाती ।। 


९ - दूसरे, नेष्ठावान गुरु उनको कहते हैं कि जो 
अपने मत के सिद्धांत का भेद घट में दरियाफ्त करके 
और वहाँ तक अपने मन और प्राण को चढ़ाने की जुगल 
का अभ्यास जैसा कि वेद और शास्त्र या और मजहबी 
किताबों में पिछले महात्माओ ने लिखा है, अपने वक्त 
के नेष्ठावान गुरु से उपदेश लेकर उसकी कमाई करते 
हैं और अभ्यास करके उस दरजे तक पहुँचे हैं या 
पहुँचने वाले हैं। इस किस्म के गुरुओ के चार दरजे 
है। | 

१० - एक, सिद्ध गुरू। इनका दरजा बहुत नीचा है 
और यह अकसर नीचे दरजे की सिद्धि और शक्ति मे 
अटक कर रह गये और इनका और इनके सगियों का 
उद्धार नहीं होता, यानी यह स्थूल माया के घेरे में ऊँचे 
नीचे देश और जोनों में जनमते मरते रहते हैं।। 


११ - दूसरे, प्रेमी और भक्त गुरू। यह कोई औतार 
स्वरूप या किसी बड़े देवता जेसे विष्णु या शिव या 
शक्ति की अन्तरमुख उपासना अपने घट में करके 
उसके लोक तक पहुँचे या पहुँचनहार हैं और वे उसी 


| १४८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


स्वरूप या देवता की भक्ति अपने सेवको को सिखाते हैं 
और अतर मे उस स्वरूप का दर्शन पाने और उसके 
लोक तक पहुँचने की जुगल बताते हैं। यह भी माया की 
हदूद में रहे और न इन का और न इनके संगियों का 
पूरा उद्धार हुआ। अलबत्ता बहुत काल के लिये मरने के 
बाद अच्छे सुख स्थान में या अपने उपास्य के लोक में 
बासा पाते है और वहाँ अपने उपास्य के दर्शन और 
संग का आनद लेते हैं और कोई कोई उसी रूप से 
मिल कर एक हो जाते हैं और अपना आपा बिसर जाते 
हैं। चार किस्म की मुक्ति इनके मत में मुकर्रर हैं और 
वह यह हैं - 

पहली सालोक-अपने उपास्य के लोक में बसना ।। 

दूसरी सामीप-अपने उपास्य के पास रहना।। 


तीसरी सारूप-अपने उपास्य का रूप धारन करना | | 


चौथी सायुज्य-अपने उपास्य से मिल कर एक हो 
जाना। | 


१२ - ऐसे अभ्यासी गुरू आज कल बहुत कम 
मिलते हैं। इन सब के मत या घराने में जो कोई कि 
हैं, वह सब के सब या तो मूर्त और तीर्थ पूजा मे लग 
गये या बाचक ज्ञान सीख कर अपने को ब्रह्लारूप मान 
कर पूरे बन बैठे हैं और नेष्ठा यानी अभ्यास की जुगल 
इनके मत या घराने में कोई नहीं जानता है और न 
अपने आचार्यो की बानी को पढ़ते हैं और जो पढ़ते हैं 
तो उसमें जो जुक्ति का इशारा किया है, इनकी समझ 
मे नही आता और न इनको इस बात का खोज है कि 


| २३] पला भागा [१४९ | भाग 


किसी अभ्यासी गुरू से मिल कर उसका हाल दरियाफ्त 
करें और नेष्ठा करें । | 


१३ - तीसरे, योगी गुरू। यह मुद्रा या प्राणायाम की 
साधना करके अपने मन और प्राण को चढ़ा कर छठे 
चक्र तक पहुँचाते हैं और अपने सेवकों को भी इसी 
अभ्यास का उपदेश करते हैं। बाजे इन में से शुरू में 
कोई कोई साधन हठ योग के, वास्ते सफाई मन के, 
करते है और उन में बड़ी काष्टा और भारी लकलीफे 
उठाते हैं। यह भी ब्रह्माडी माया के घेरे में रहे और इस 
वास्ते पूरा उद्धार इनका भी नहीं हुआ, आलबत्ता परमात्मा 
का दर्शन इनको प्राप्त हुआ और चिदाकाश मे समाये। 
पर वहाँ से बहुत काल के पीछे उत्थान होता है। ऐसे 
महात्मा गुरू आज कल दुर्लभ है ओर इनके घराने में 
भी सूरत या कोई निशान की पूजा जारी हो गई।। 


१४ - चौथे, योगेश्वर ज्ञानी। यह भी मुवाफिक 
योगियों के अभ्यास करके पहले ब्रह्म पद और फिर 
उसके परे पारब्रह्म पद में पहुँचे और तीन लोक की 
माया को जीत लिया, पर आदि माया के मडल के पार 
नहीं गये, पर कुल नेष्ठावालों मे इनका दरजा बहुत 
ऊंचा है। ऐसे महापुरुष गुरू आजकल महा दुर्लभ हैं 
जिस किसी को मिल जावे, उसके बड़े भाग ।। 

१५ - पिछले वक्त मे वशिष्ठजी और व्यासजी और 
रामचन्द्रजी और कुष्ण महाराज इस दरजे तक पहुँचे 
और अब इनके घराने में आम तौर पर मूरत और तीर्थ 
पूजा या बाचक ज्ञान जारी है और अन्तरमुख साधना 
का जिकर बहुत कम है और जो कहीं कोई साधना 
करते हैं तो वह दृष्टि की साधना या नाम के अन्तरमुख 


| १५०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


सुमिरन से ज्यादा नहीं जानते और यह काम भी 
बे-ठिकाने करते हैं यानी भेदी नेष्ठावान गुरु से भेद 
लेकर अभ्यास नहीं करते हैं। इस सबब से इनको 
फायदा बहुत कम होता है पर अहंकार बड़ा भारी इनके 
मन में पैदा हो जाता है।। 


१६ - इनके सिवाय आज कल बाचक ज्ञानी ज्ञान 
के ग्रन्थों को पढ़ कर और विद्या बुद्धि के मुवाफिक 
उनके बाहरी अर्थ समझ कर अपने लई ब्रह्मा मानते हैं 
और जीवो को भी यही उपदेश सुनाते और समझाते हैं। 
जो बचन एकलाई के कि योगेश्वर ज्ञानियो ने अपने 
सिद्धांत के ग्रन्थों में लिखे हैं, उनको इन लोगों ने 
अलेहदा छाट लिया है और उपासना और योग अभ्यास 
के अग को उन ग्रन्थो में से छोड़ दिया। वहाँ साफ 
लिखा है कि जब तक अन्तरमुख उपासना और योग 
अभ्यास करके चार साधन यानी वैराग, विवेक, षट 
सम्पत्ति और मुमोक्षता पूरे पूरे न आवे तब तक सिद्धान्त 
यानी एकलाई के बचनो के पढ़ने और सुनने का कोई 
जीव अधिकारी नही हैं। पर इन बाचक ज्ञानियों ने इस 
बचन के अपने मन समझोती के अर्थ लगा कर आपको 
ज्ञानी मान कर सहज में थोडे से ग्रथ पढ़ कर ब्रह्मा 
स्वरूप बन जाना पसन्द किया। इस सबब से सिवाय 
ज्ञान के ग्रन्थो के पढ़ने और पढ़ाने और ज्ञान की बातें 
बनाने के असली हालत इनके मन और इन्द्रियों की 
नहीं बदलती और जो कि कोई अन्तरमुख अभ्यास यह 
लोग नही करते और न जानते हैं, इस सबब से इनके 
मन और इन्द्रियो की हालत थोड़ी बहुत मुवाफिक 
ससारी जीवो के मन और इन्द्रियों के रहती है।। 


| २३] पला भागा [१५१ | भाग 
१७ - आम दस्तूर है कि मन ऊँचे से ऊँचे और बढ़ 
से बढ़की बात को जल्दी से और बे मेहनत और 
तकलीफ के हासिल करना चाहता है। इस सबब से हर 
आदमी जिसको थोड़ी बहुत विद्या और समझ हासिल 
है, इस मत में जल्द शामिल हो जाता है और अहंकार 
करके अपनी असली हालत की (कि निपट ससारियों 
के मुवाफिक है) बिल्कुल परख नहीं करता। यह बाचक 
ज्ञानी निर्भय होकर भेषों और ब्राह्मणो और गृहस्थियों 
को बगेर पररखने उनके अधिकार के बाचक ज्ञानी 
बनाते चले जाते हैं। इस मे भारी नुकसान उनका और 
उनके संगियों का होता है कि वे भक्ति मार्ग में शामिल 
होने के लायक नहीं रहते और दीनता मन मे बिल्कुल 
नही रहती, इस सबब से उनके उद्धार का रास्ता 
बिल्कुल बन्द हो जाता है।। 


१८ - इस समय में थोड़े या बहुत सब मतों के लोग 
जिनको थोड़ी विद्या और बुद्धि हासिल है, बाचक ज्ञान 
को पसद करके इस नये मत मे शामिल होते चले जाते 
हैं क्योंकि इसमे उनको बिल्कुल आजादी यानी 
निरबधता हासिल हो जाती है और किसी का खौफ 
और शरम नहीं रहती । निर्भय होकर मन और इन्द्रियों 
की धारों में बहते हैं और अपने हाल से बे-खबर रहते 
हैं। इन बेचारों ने बड़ा धोखा खाया पर इनका इलाज 
कुछ नहीं है क्योंकि यह साधन करने वालों की बात 
बिल्कुल नही सुनना चाहते हैं बल्कि उनको नादान 
समझते हैं और अपने आपको समझदार और होशियार 
मानते हैं। यह लोग अपनी करनी और व्यवहार के 
मुवाफिक अंत में फल पावेंगे। । 


| १4९]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | 

१९ - इन गुरुओं से जिनका जिकर ऊपर लिखा 
गया (जो वह अपने मत के पूरे नेष्ठावान भी होवे) जीव 
का सच्चा उद्धार नहीं हो सकता है क्योकि उनका 
सिद्धांत पद माया की हद्द में है। इस वास्ते अब उन 
महापुरुषो का ज़िकर कि जिनके वसीले से जीव सच्ची 
मुक्ति हासिल कर सके, किया जाता है और उनका 
नाम सत सतगुरु और साधगुरू है। सत सतगुरु उनको 
कहते हैं कि जो पिंडी और ब्रह्माडी माया की हदूद के 
पार जहाँ दयाल देश अथवा निर्मल चैतन्य देशा है, 
पहुँच कर सच्चे मालिक सत्तपुरुष राधास्वामी से मिले 
और उनका रास्ता चलने का घट में है ओर सुरत शब्द 
योग के अभ्यास से वह रास्ता तै करके अभ्यासी उस 
देश में पहुँच सकता है और वहाँ पहुँच कर जन्म मरन 
से रहित होकर परम आनद को प्राप्त होता है। वह देश 
भी अमर है और वहाँ का आनद भी अपार और अमर 
है।। 

२० - साधगुरू उनको कहते हैं कि जो संतों की 
जुगती के मुवाफिक अभ्यास करके मुकाम सुन्न में जो 
त्रिकुटी और ओंकार पद के परे है, पहुँचे हैं और आगे 
संत गति को प्राप्त होने वाले हैं। इनसे मिल कर भी 
जीव को वही फायदा हो सकता है जैसा कि संत 
सतगुरु से, क्योकि साधगुरू सत सतगुरू के बनाये हुए 
हैं। । 


२१ - जब तक कि जीव को इन दोनों महापुरुषो 
मे से कोई न मिलेगा और वह उनको अपना गुरू या 
सतगुरु धारन करके प्रेम सहित सुरत शब्द योग की 
कमाई न करेगा, तब तक सच्चा उद्धार या सच्ची मुक्ति 


| २३] पला भागा. [१५३ | भाग 
किसी तरह हासिल नहीं हो सकती है। इस वास्ते सब 
जीवों को जो अपना सच्चा कल्यान चाहते हैं, मुनासिब 
और जरूर है कि संत सतगुरु या साधगुरू को खोज 
कर उनकी सरन लेवे और उन्हीं की बानी का पाठ 
और उन्हीं की जुगल का अभ्यास करें। यह भेद और 
यह जुगत और किसी मत में नहीं है।। 

२२ - जो कोई कहे कि हम एक बार गुरू कर चुके 
हैं (और वह उसी किस्म में से हैं जिनका जिकर पहले 
हो चुका है), अब दुबारा संत सतगुरु या साधगुरू को 
कैसे गुरु धारन करें, इसका जवाब यह है कि जो गुरू 
कि बाहरमुखी पूजा का जेसे मूरत और तीरथ का 
उपदेश करते हैं या इष्ट ब्रह्म या ईश्वर या देवताओं 
का बँधवाते हैं या अन्तर मे नाम का सुमिरन या दृष्टि 
का साधन या ध्यान बिना पते और भेद उस स्वरूप के 
जिसका ध्यान किया जावे, बताते हैं पर घट का भेद 
और जुगल अन्तर में चलने की नहीं जानते और सच्चे 
मालिक और उसके धाम की और उससे मिलने के 
रास्ते की जिनको खबर भी नहीं है, ऐसों का नाम 
साधगुरु या सतगुरु नहीं हो सकता है। फिर जब कि 
किसी ने इनसे उपदेश लिया और इनको भरम करके 
और अन-समझता से गुरू माना और असल में वे गुरू 
नहीं है तो फिर इनके छोड़ने में किसी तरह का दोष या 
पाप या नुकसान नहीं हो सकता। यह लोग तो अक्सर 
करके मान और धन के लोभी हैं और सच्चे परमार्थ से 
न आप वाकिफ हैं और न दूसरे को समझा सकते हैं 
और न कभी अपने चेलो से परमार्थ की कमाई का हाल 
पूछते हैं ओर न ज़िकर करते हैं। फिर उनके छोड़ने मे 
| किसी तरह का हर्ज नही हो सकता है। अलबत्ता उनकी | 


| १4४]. प्रेमपत्रराधस्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


पूजा और भेट बन्द न करना चाहिये यानी जब वे आवें 
तो उनके दस्तूर के मुवाफिक पूजा भेट कर देना 
चाहिये और इतना ही वह चाहते हैं। सतो का बचन है 
- झूठे गुरु की टेक को लतजत न कीजे बार, द्वार न पावे 
शाब्द का भटके बारम्बार । अलबत्ता जिसको पहले ही 
भाग से सच्चे ओर पूरे गुरू मिल जावे, तो उसको फिर 
कोई जरूरत दूसरे गुरू के खोजने और धारन करने 
की न होगी क्योंकि वे सब भेद और जुगल बता कर 
पूरी शान्ति सेवक की कर देंगे और अन्तर में उसके 
अभ्यास में मदद देते रहेंगे। और जो कोई मूर्खता से 
हठ करके ओछे गुरू को नही छोड़ेगा और जब संत 
सतगुरु भाग से मिलें, उनकी सरन नहीं लेगा तो 
उसका भारी अकाज होगा यानी उसका उद्धार हरगिज 
नहीं होवेगा | | 

२३ - बाजे लोग ऐसा ख्याल करते हैं कि स्त्री और 
पुरुष एक गुरू के चेले होने से आपस में भाई बहन 
समझे जावेगे, इस वास्ते जोरू और खाविद को एक ही 
गुरू से उपदेश लेना नहीं चाहिये। यह ख्याल बिल्कुल 
गलत है। साधगुरू ओर सत सतगुरू का दरजा पारब्रह्म 
और सत्तपुरुष के बराबर है तो वे सब रचना के करता 
और मालिक इए । कुल्ल जीव रचना मे मालिक के बाल 
बच्चे हैं और सब आपस में भार्ड बहन हैं। फिर वही 
रिश्ता परमार्थ में भी जब कि भाग से किसी को सत 
सतगुरु या साधगुरु मिल जावे, समझा जावेगा, और 
व्यवहार में खाविन्द और जोरू का नाता ब-दस्तूर 
कायम रहेगा। इस मे कोई दोष नहीं लगला । ऐसा भरम 
किसी को अपने चित्त में नहीं लाना चाहिये, नहीं तो 
| अपना या अपनी स्त्री का अकाज करेगा। बहुत से देशो | 


| २३] पहला भागा [१५५ | भाग 
और शहरों में वशावली गुरू से कुल्ल घर के लोग, क्या 
स्त्री क्या पुरुष, उपदेश लेते हैं और ऐसा सशय या 
भरम जिसका ऊपर ज़िकर हुआ है, मन में नहीं लाते 


हैं। | 


२४ - बहुत से जीव परमेश्वर या देवता या किसी 
पिछले औतार या गुरू की (जिनका इष्ट या पूजन 
उनके घराने में अरसे से चला आता है) टेक बाँध कर 
निश्चित हो जाते है और कहते हैं कि नये गुरू या इष्ट 
की कुछ जरूरत नही है। जो उनको पुराने इष्ट की 
प्रतीत है तो इसी में उनका काम बन जावेगा। यह 
समझ उनकी बिल्कुल गलत है। पर जो वे निपट 
संसारी हैं और परमार्थ की चाह और खोज उनके मन 
में बिल्कुल नहीं है तो उनको इसख््तियार है कि चाहे 
जिसकी टेक बाँध कर चुप्प बैठे रहें या किसी को भी 
न माने और न कुछ परमार्थ की करनी करें, पर वह 
लोग जो अपने और दुनिया के हाल को देख कर 
उसके दुख सुख और देह के जनम मरन से छूटना 
चाहते हैं, वे टेकियों को सूरख और ससारी समझ कर 
उनका सग नही देंगे और आप सच्चे गुरू को खोज 
कर उनका सलसग करेंगे और उपदेश लेकर अपने 
जीव के कल्याण के वास्ते नित अभ्यास अपने निज घर 
में पहुँचने की युक्ति का करके अपना काम बनावेगे ओर 
किसी तरह की अटक और भरम अपने चित्त मे निस्बत 
सच्चे गुरु और सच्चे मालिक के इष्ट के धारन करने 
मे नहीं लावेगे। अलबत्ता पहले कोई दिन सलसग करके 
उनके बचन और उपदेश की थोड़ी बहुत अपनी समझ 
और वाकिफकारी के मुवाफिक इस कदर जाँच करेंगे 

कि जिस से उनके दिल को पूरा यकीन इस बाल का | 


| १५६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | 
हो जावे कि जरूर सतों की युक्ति की कमाई से सच्ची 
मुक्ति ओर पूरा उद्धार हासिल होगा यानी सच्चे मालिक 
के धाम में जो सब से ऊँचा और सब के परे है और 
जहाँ से कुल्ल रचना हुई और उसकी सम्हाल जारी है, 
एक दिन सत सतगुरु और कुल्ल मालिक की दया से 
पहुँच जावेंगे और वहाँ पूरन और अमर आनन्द पावेगे। । 


२५ - इस जगह इतना बयान करना जरूर है कि 
चाहे कोई कैसी मज़बूत टेक परमेश्वर या किसी ओतार 
या देवता या पिछले गुरु की रखता होवे, उसका सच्चा 
उद्धार बगेर अपने वक्‍त के सत सतगुरु या साधगुरु के 
सलसग और उपदेश के किसी सूरत में मुमकिन नहीं 
है, क्योकि हर एक जीव के मन मे अनेक तरह के भरम 
और संशय रहते हैं और दुनिया और उसके व्यवहार 


और सामान की पकड और उसमे आसक्ति हर एक के 
मन में बहुत धसी रहती है और बहुत सी ससारी और 
परमाथी बातो की समझ अपनी अपनी बुद्धि के मुवाफिक 
हर एक रखता है। जब सच्चे परमार्थ और सतसंग में 
आवे, लब उसको ख़बर अपनी गलती की मालूम होती 
है और जो इष्ट कि उसने बाँधा है, उसका भेद भी पूरा 
पूरा मालूम होता है। सब देवताओं और ईश्वर और 
परमेश्वर और ब्रह्मा और पारब्रह्मा का भेद और दरजा 
भी सतो के सलसग में मालूम होवेगा और दूसरी जगह 
यानी और मतों में इष्ट का निर्णय बहुत कम करते हैं। 
इस सबब से जीव नीचे और ऊचे देशो में माया के घेर 
के अन्दर पडे रहते हैं। इसी तरह मन और माया का 
भेद और उनके अनेक दरजो की खबर सतो के 
सलसग से मालूम पड़ेगी और जुगत चलने और मन 
माया से बच कर अपने निज घर में पहुंचने की भी वहीं | 


| २३] पला भागा [१५७ | भाग 

हासिल होवेगी। अब ख्याल करना चाहिये कि जो कोई 
अपने बुजुर्गों से सुन कर किसी इष्ट की टेक बॉघे हुए 
है और अपने वक्त के गुरु यानी सच्चे परमार्थ के भेदी 
का खोज नहीं करते और जो उनका पता भी लगे तो 
उनसे नहीं मिलते और न कोई बात दरियाफ्त करना 
चाहते हैं तो ऐसे शख्सों को कभी सच्चे मालिक की 
खबर न होगी और न अपने इष्ट मे जैसा कुछ कि है, 
सच्ची प्रीति और प्रतीत आवेगी और न उनको परमार्थ 
की चाल ढाल की खबर पड़ेगी ओर न दुनिया और मन 
और माया के धोखोौ का हाल मालूम होगा और न उनके 
संशय और भरम दूर होवेगे। फिर ऐसे जीवों को 
असली फायदा परमार्थ का केसे हासिल हो सकता हे? 
वे अपने मन की चाल और व्यवहार के मुवाफिक अपनी 
भली बुरी करनी का फल सुख या दुख नीच ऊँच जोनों 
में पावेंगे और सच्ची मुक्ति उनको कभी नही मिलेगी ।। 
२६ - गुरु और सतगुरु और सत नाम मालिक के 

हैं। और जो कोई सच्चा और पूरा अभ्यासी है और 
मेहनत के साथ अभ्यास करके मालिक के चरनो में 
पहुँचा है, वह मालिक के साथ मिल कर एक हो गया 
या मालिक का प्यारा पुत्र हो गया। फिर उसका भाव 
और अदब उसी तरह करना मुनासिब है जैसा कि 
मालिक का । और जो कि सत मत में बिना पूरे गुरु के 
पूरा काम नही बन सकता, इस वास्ते आम हुक्म है कि 
जो कोई गुरु धारन करना चाहे या सच्चे मालिक का 
और अपने निज घर का भेद और रास्ता और जुगल 
उसके ते करने की दरियाफ्त करना चाहे तो उसको 
चाहिये कि सत सतगुरु या साधगुरु को खोज कर 
| उनकी सरन लेवे। और जहाँ लहाँ सतो की बानी में जो | 


| १५८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 
गुरू और सतगुरु और संत नाम आया है उसका 
मतलब दोनो से यानी सच्चे मालिक और पूरे गुरु से 
है। और इस नाम का लिहाज और ख्याल मालिक को 
आप मंजूर है। यानी जो कोई उसको इस नाम से 
सच्चे मन से पुकारता है तो वह जरूर किसी न किसी 
तरह से उसकी मदद यानी उस पर गुप्त दया करता 
है। और यह बात साफ जाहिर है कि जो कोई बिना 
सतगुरु से मिले हुए और उनका सतसंग और सेवा 
किये हुए मालिक से मिलने की अभिलाषा करता है, वह 
नादान है। उसको कभी मालिक का दर्शन नहीं मिल 
सकता । क्योकि सच्चे गुरु जीव की गढ़त करके यानी 
उसकी अन्तर और बाहर दुरुस्ती करके और उसके 
मन में सच्चा प्रेम और भक्ति सच्चे मालिक की पैदा 
करके उसको काबिल मालिक के दरबार मे दाखिल 
होने के बनाते हैं। और जितने कि आसुरी यानी हैवानी 
या काल के अग उस मे हैं, उनको दूर करके दैवी 
यानी दयाल के अग उसके अलर में जगातले और पैदा 
करते हैं और उसके मन और ससारी बासना का, 
अभ्यास कराके, जीते जी नाश करा देते हैं। तब जीव 
सच्चे मालिक के दर्शनो के काबिल होता है। और जो 
इस लोर से उसकी तरबियत" और गढ़त नहीं होवे तो 
वह मुवाफिक पशुओं के यानी हैवानों के रहता है और 
किसी हालत में मालिक के दरबार में नहीं पहुँच सकता 
है और न वहाँ ठहर सकता है।। 

२७ - जैसे हाकिम ने हुक्म दे रक्खा है कि जो कोई 
डाक्टरी या वकालत या मुन्सफी या इजिनियरी का 
इम्तिहान अपनी लियाकत और काबलियत का मुकर्रर 

| १-अधिकारीऔरपात्रबनाना | - अधिकारी और पात्र बनाना। 


| २३] .. पला भागा [१५९ | भाग 


किये हुए इम्तिहान लेने वालों के सामने जा कर देवे, 
और उनके अफसर की सनद या परवाना हासिल 
करके पेश करे, तब वह उन ओहदो के पाने के लायक 
समझा जावेगा, इसी तरह मालिक के दरबार से हुक्म 
है कि जो कोई पूरे गुरु का परवाना हासिल करेगा, 
वही महल में दखल पावेगा। इस वास्ते जिस ने पूरे 
गुरु का संग नहीं किया और न उनकी प्रसन्नता और 
दया हासिल की, उसका सच्चा उद्धार कभी नही होगा 
और न उसको सच्चे मालिक का कभी दर्शन मिलेगा।। 


२८ - यह बात गौर करके समझने लायक है कि 
मालिक को हर कोई हर वक्‍त सब जगह मौजूद मानते 
है, और उसकी मौजूदगी का यकीन भी करते हैं, पर 
लोगों का यह हाल है कि जैसी उनके मन में लरगें 


उठती है, उसी मुवाफिक कार्रवाई भली और बुरी करते 
है, और ज़रा भी मालिक का खौफ बुरे काम के सोचते 
और करते वक्‍त नही करते। हाकिम और बिरादरी का 
थोड़ा डर मान कर चाहे किसी बुरे काम से बच जावें 
और जो उस काम के जाहिर होने का खौफ नही हे तो 
हाकिम और बिरादरी का भी डर मन में नहीं आता है। 
यह हाल कुल्ल दुनियादारौ और आम परमार्थियों का है 
यानी उनके दिल में गुरु और मालिक का खौफ जेसा 
चाहिए, बिल्कुल नहीं आता है, सिवाय उस हालत के 
कि जब कोई उनकी औलाद या माल के नुकसान होने 
का किसी काम के करने से खौफ दिलावे, सो यह बात 
कम अकल वाले लोग मानते हैं और जो थोड़ी बहुत 
विद्या बुद्धि और चतुराई रखते है, वह ऐसे खौफ को भी 
धोखा देना समझ कर मन में नही लाते।। 


| १६०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 
२९ - अब जो जीव कि पूरे गुरू की सरन में आये 
हैं उनका हाल सुनो। जो कि उन्होंने अपने गुरू को 
मुवाफिक अपनी अपनी पहचान के जो सतसंग करके 
हासिल की है और मुवाफिक उन परचों के जो उनको 
अभ्यास की हालत में अंतर में मिले हैं, किसी कदर 
समरत्थ और अतरजामी माना है या सच्चे मालिक का 
थोड़ा बहुत जलवा देखा है और उसकी दया अतर में 
परखी है, तो हर काम के करने में उनको थोड़ी बहुत 
याद अपने गुरू और मालिक की आ जाती है, और 
उसके साथ थोड़ा बहुत खौफ उनकी अप्रसन्नता यानी 
नाराजगी का और उसके सबब से होने नुकसान का 
उनके आनन्द और रस में जो वे रोजाना अभ्यास मे 
लेते हैं और तरह २ के हर्ज का परमार्थ और स्वार्थ मे, 
उनके दिल में पैदा हो जाता है। इस सबब से ऐसे 
कामो को वे ऐसे निर्भय होकर नहीं करते जैसे कि और 
लोग करते हैं। पहले तो वे जहाँ तक उनका बस 
चलेगा, ऐसे कामों से गुरू और मालिक की दया और 
उनकी युक्ति का बल लेकर बचेंगे और जो ऐसा न 
होगा और वह काम उनसे लाचारी में बन पड़ेगा तो 
उसके पीछे निहायत शरमिंदा होकर अपने अंतर में 
अफसोस और दु:ख और खौफ मान कर बहुत दीनता 
और आजिजी के साथ प्रार्थना वास्ते माफी और बचाव 
और सहायता आइन्दा के करेंगे। इसी तरह आहिस्ता 
आहिस्ता कभी कभी भूलते हुए और चूकते हुए और 
फिर शरमा कर पछताते हुए और झुरते हुए एक दिन 
उनको पूरी सफाई अलर की हासिल हो जावेगी और 
फिर मालिक के दरबार में दखल पाने के लायक हो 
जावेगे | | 


2 


| २३] पला भागा [१६१ | भाग 

३० - जिस किसी को पूरे गुरु का संग नहीं मिला, 
उसको यह बात कभी हासिल न होगी और न उसके 
पाप कर्म दूर होंगे और न बोझ अगले पिछले और हाल 
के जनम के कर्मों का उसके सिर से उलरेगा और इस 
वास्ते जनम मरन और कर्म भोग उसका बराबर जारी 
रहेगा और सतगुरू भक्त के कर्म अगले पिछले और 
हाल के सतगुरू की दया और उनकी युक्ति की कमाई 
और उसके असर से कि दिन दिन उसकी सुरत यानी 
रूह माया के देश से अलेहदा होकर निर्मल चैतन्य देश 
यानी संत्तों के दयाल देश की तरफ चढ़ती जावेगी, 
जल्दी और आसानी से कट जावेंगे और फिर वह 
निर्मल होकर अपने निज घर में जावेगा और जब तक 
कि इस तरह निर्मल नहीं होवेगा, तब तक कोई किसी 
तरह वहाँ दखल नहीं पा सकता है और यह बात बिना 
पूरे गुरु के संग और उनकी मेहर और दया और युक्ति 
की कमाई के और किसी तरह हासिल नहीं हो सकती 
है।। 


३१ - जो बचन कि ऊपर लिखे हैं, यह वास्ते 
समझाने और होशियार करने सच्चे परमार्थियों के हैं, 
जिनको अपने जीव के कल्यान का सच्चा फिकर है 
और जो दुनिया की नाशमानता और अपने दुख सुख 
की हालतो को देख कर ऐसा जतन करना चाहते हैं कि 
जिससे बारम्बार देह धरने और उस के सग दुख सुख 
सहने से बचे ।। 


३२ - पर वह लोग जो कि संसारी हैं या विषयी 
और रागी या टेकधारी हैं या बाहरमुखी परमार्थ के 
चलाने वाले हैं और उसी में उन्होंने अपना रोजगार 


2 


| १६२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


यानी आमदनी की सूरत निकाल रक्खी है, इन बचनों 
को पढ़ कर या सुन कर पसन्द नही करेंगे और न 
उनको मानेंगे और सच्च यह है कि उनके वास्ते यह 
बचन भी नहीं हैं, क्योंकि उनके मन में दुनिया और 
उसके सामान और भोग बिलास की या नामवरी की 
चाह जबर है और संतों के परमार्थ में यह सब बाते 
सहज सहज छोडनी पडेंगी, नही तो अभ्यास का रस 
और आनन्द कम आवेगा या नही आवेगा और सच्चे 
उद्धार में देरी होगी या विघ्न पड़ेगा ।। 


३३ - जो लोग कि बुद्धिवान और विद्यावान हैं और 
अपनी विद्या ओर बुद्धि और जाहिरी व्यवहार की सफाई 
का मन में मान और अहंकार रखते हैं, उनके दिल में 
गुरु की कदर बहुत कम है। वे गुरु को बतौर उस्ताद 


यानी विद्या गुरु समझते हैं और जब वे मामूली परमार्थ 
की किताब और पोथियाँ आप पढ़ और समझ सकते हैं 
तो उनको ऐसे गुरू की भी जरूरत नहीं होती। और 
सलगुरु की महिमा और बुजुर्गी की तो उनको बिल्कुल 
खबर नही है। गुरू और सतगुरू और विद्या गुरु उनकी 
नज़र में बराबर हैं यानी विद्या गुरु से ज़्यादा उनका 
दरजा वे नहीं मानते हैं। सबब इसका यह है कि वे 
अंतरी परमार्थ से बिल्कुल ना-वाकिफ हैं और न संतों 
और सतगुरुओं की बानी और बचन जिसमे अतरमुख 
अभ्यास ऊँचे दरजे का जिकर है, उन्होने देखी या पढ़ी 
है और न उन में उनको भाव आता है क्योंकि वे उनके 
मतलब को अपनी विद्या और बुद्धि की ताकत से नहीं 
समझ सकते और भेदी और संत मत के जानकार से 
पूछना और समझना ऐसी बानी और बचन का अहकार 
करके नहीं चाहते हैं और असल में उनको ऊँचे और | 


| २३]... पला भागा [१६३ | भाग 
सच्चे परमार्थ का खोज भी नहीं है और जो कोई उनको 
ऐसे बचन सुनावें तो प्रतीत नहीं लाते और सुनाने वाले 
को नादान या भरम में भूला हुआ समझते हैं।। 


३४ - आम तौर पर इन लोगो का मत यह हे कि 
कोई मालिक है और वह अपार और अनंत और 
अजन्मा और अरूप और विदेह है। किसी को नजर 
नही आ सकता और न कोई उस तक पहुँच सकता है। 
उसकी पूजा सिर्फ इस कदर है कि उसकी स्तुति और 
महिमा के बचन पढ़ना और गाना और दिल से उसके 
गुणानुवाद को याद करना और दुनिया की नाशमानता 
पर नजर रखना और जहाँ लक बने, जीवो के साथ 
दया भाव से बर्तना और पर-उपकार करना, जैसे विद्या 
का पढ़ाना, आराम के मकानात बनवाना, दवाड्याँ 
बॉटना और भूखे प्यासे और मोहताजों की मदद करना 
वगैरा | और उन किताबों को जिन मे मालिक की 
महिमा और स्लुति लिखी है अथवा अपने चाल और 
चलन और व्यवहार की दुरुस्ती के लिये नसीहते और 
उपदेश लिखे हैं, उनको पढ़ना ।। 


३५ - जब विद्यावानों के मत के उसूल कमोबेश 
इस मुवाफिक है जैसा कि संक्षेप करके ऊपर लिखा 
गया, लब जाहिर है कि उनको अलर के परमार्थ के 
बताने वाले और रास्ता चलाने वाले गुरु की जरूरत 
बिल्कुल नहीं है और इसी सबब से यह लोग गुरु भक्तों 
पर तान करते हैं और उनके व्यवहार को देख कर हुँसी 
उड़ाते हैं। जो उन्होंने उपासना यानी अलरमुख भक्ति 
के ग्रथ योगेश्वरो या संतों के बनाये हुए पढ़े या देखे 
होते तो इनको मालूम होता कि वह रास्ता बिना मदद 


| १६४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


अभ्यासी गुरु के नहीं चल सकता है और तब अभ्यासी 
गुरु की बड़ाई इनके चित्त में थोड़ी बहुत समाती । पर 
जिस हालत मे कि वे अतर के भेद से ना-वाकिफ हैं 
और उसको जानना भी नहीं चाहते तो जैसी चाल कि 
वे चल रहे हैं और चला रहे है, वही उनके वास्ते दुरुस्त 
है और उनका संग वे ही लोग करेंगे जो जाहिरा 
परमार्थी कामों से राजी होते हैं।। 


३६ - अलबत्ता सूरत या कोई निशान या दरिया 
और दरख्तो और जानवरों की पूजा और तीरथ बरत 
और अनेक तरह के कर्म और घर्म और औतारो और 
देवताओं की उपासना इन लोगो ने कलई मौकूफ कर 
दी। इतना काम इन्होंने बेहतर किया कि लोगों को 
भरमो से बचाया और एक मालिक का यकीन दूढ़ 


कराया । पर इस कदर इनके मत में कसर मालूम होती 
है कि जब मालिक सब जगह मौजूद है तो हर एक 
जीव के अन्तर में भी जरूर मौजूद होना चाहिये और 
जब वह अंतर में मौजूद है तो उसकी भक्ति अन्तर में 
करना चाहिये, जान और दिल से, बाहर की भक्ति इस 
कदर फल नही दे सकती है और न उस करनी से 
जनम मरन और देहियों के दुख सुख से बचाव हो 
सकता है, क्योकि इसका असर मन और इच्द्रियो और 
स्थूल या सूक्ष्म शरीर से आगे नहीं पहुँचता और चाहिये 
यह कि जान तक असर पहुँचे ओर देहियों से जो बतौर 
खोल या गिलाफ के रूह पर चढ़े हुए हैं, किसी कदर 
जीते जी अलहेदगी होती जावे तब जो प्रेम आवेगा, वह 
अन्तर के अन्तर से प्रकट होगा और कायम रहेगा और 
इसी जिन्दगी मे मुक्ति का आनन्द थोड़ा बहुत मालूम 
पड़ेगा और जो कि सब रस सुख और आनन्द का | 


| २३] पला भागा [१६५ | भाग 
भंडार अन्तर में है और जो इन्द्रिय भोग में रस मालूम 
होता है, वह भी जान या रूह की धार के सबब से जब 
वह इन्द्रिय के स्थान पर आवे तब मालूम होता है तो 
जो अभ्यास भक्ति का अन्तर में किया जावे तो वहाँ रस 
और आनन्द भी विशेष मिल सकता है और जब कि 
रूह या जान का भंडार यानी मालिक अन्तर में मोजूद 
है तो वह रस और आनन्द ज़्यादा अभ्यास करने से 
दिन दिन बढ़ सकता है अब इस भक्ति और अभ्यास 
का भेद सिवाय संतों और उनके साधू और सतसंगियों 
के और कोई नहीं जानता हे ओर उन्ही की बानी और 
बचन में इसका हाल मुफस्सिल लिखा है। जब कोई 
यह अभ्यास अपने अंतर में करे, तब उसको सच्ची 
महिमा मालिक की और भी उसके भक्तों और प्रेमियों 
की मालूम पड़े।। 
कोई चेते सुरत जग देख असार।। टेक ।। 

बाहरमुख पूजा नहि भावे। यामें जीव भरम रहे झार।। 
करम धरम सब काल पसारा। यामे नित बढ़ता हकार।। 
सच्चा सतसँग खोजत पाया। वहाँ पाया सच्चा आधार।। 
सुरत शब्द का भेद अपारा। सो सतगुरु दीना कर प्यार।। 
दया मेहर ले करत कमाई। देखत घट में मोक्ष दुआर।। 
रस पावत मन अति हरखाना। मगन हुई सुर्त सुन झनकार।। 
राधास्वामी दीन दयाला। वेग उतारा भौ जल पार।। 


| १६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


बचन चोबीसवों 


परमार्थी कार्रवाई और अभ्यास का उतार 
और चढाव, पिछले वक्‍तो से अब लक 


१ - मालूम होवे कि पिछले वक्तों मे जिस को कई 
हजार वर्ष गुज़रे होगे, छ: चक्रो को प्राणायाम योग की 
जुगल से बेध कर, सहसदलकवल तक पहुँचने पर, 
प्राणायाम का अभ्यास पूरा होता था; और जिन से यह 
अभ्यास पूरा बन आया, वे योगी कहलाये, और योगेश्वर 
उसके भी आगे एक मुकाम त्रिकुटी तक, जो कि स्थान 
प्राण पुरुष यानी ओंकार का है, पहुँचे। और यह पद 
असली सिद्धात हिन्दू मत का है कि जहाँ से तीन लोक 
की रचना का सूक्षम मसाला प्रकट हुआ और 
सहसदलकेवल से उसका अच्छी तरह से जहूरा हुआ, 
यानी तीन गुन (सल, रज, तम जिनको ब्रह्मा, विष्णु 
और महादेव कहते हैं) और पाँच तत्व की सूक्ष्म धारें 
प्रकट हुईं । | 

२ - प्राणो की चढ़ाई का अभ्यास करके, जो कोई 
सहसदलकेंवल या ओकार तक पहुँचे, वही सच्चे और 
पूरे योगी ज्ञानी या योगेश्वर ज्ञानी कहलाये; और 
उनकी महिमा भारी है, क्योकि उन्होंने दोनों ब्रह्म और 
पारब्रह्म पद का दर्शन पाया और जेसे इन मुकामो से 
रचना आदि में हुई, उसका सब भेद उनको मालूम 
हुआ और सर्व शक्ति और सिद्धि भी उनको हासिल हुई 
और जो कि वे ईश्वर-कोटि थे, इस सबब से अपने 
निर्मल बैराग और अनुराग के बल से, पुरुषार्थ यानी 
सख्त मेहनत करके, उन स्थानो तक पहुँचे। बाकी जीव 


| २४]... पला भागा [१६७ | भाग 
इस समय में कर्मकांड और तप और जप और कर्म 
ओर धर्म में लगे रहे, ओर उस से सफाई जाहिरी और 
व्यवहार की और कुछ अंतर की हासिल करते रहे, और 
उनके मन में मुख्यता संसार की मान बड़ाई और भोग 
बिलास या परलोक के भोग बिलास की रही।। 


३ - कुछ अरसे के पीछे सच्चे योगियों ने अभ्यास 
मुद्राओं का जारी किया। यह मुद्रा पाच हैं। इन में से दो 
मुद्रा का अभ्यास अन्तर में, एक दृष्टि का साधन और 
दूसरा शब्द का श्रवन है। इन मुद्राओं की मदद से भी 
अभ्यासी अंतर में ऊँचे स्थान पर मन और दृष्टि को 
जमा कर पहुँचे और वहाँ शब्द का रस लेकर 
समाधिरथ हुए। । 


४ - सिवाय प्राणायाम के योगी और योगेश्वर 


ज्ञानियों ने पॉच उपासना मुकर्रर करी। पहले गणेश जी 
की (जिनका बासा मूलाधार यानी गुदा चक्र मे है), 
दूसरी विष्णु महाराज की (जिनका बासा नाभि चक्र में 
है), तीसरी शिव की (जिन का बासा हदय चक्र मे है), 
चौथी आत्मा यानी शक्ति की (जिसका बासा कठ चक्र 
में है) और पॉचवी परमात्मा की (जिसका मुकाम छठे 
चक्र में है), और जोगी ज्ञानियों ने इसी पद को सूरज 
ब्रह्म भी कहा है।। 

५ - जिन लोगो से प्राणों के रोकने और चढ़ाने का 
अभ्यास दुरुस्ती से नहीं बना या जिनमें पूरी ताकत इस 
अभ्यास के करने की नहीं पाई गई, उनके वास्ते यह 
जुगत उपासना की योगी और योगेश्वर ज्ञानियों ने 
जारी की कि हर एक चक्र में वहाँ के देवता के स्वरूप 


| १६८]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 
का ध्यान करें और एक खास मत्र का, जो उसी चक्र 
के मुताल्ल्कि है, ध्यान के साथ जाप करें।। 

६ - जो कि यह अभ्यास करने से भी मन का 
सिमटाव और थोड़ी बहुत चढ़ाई मन और प्राणों की 
ऊँचे स्थानो की तरफ और सफाई अन्तर की हासिल 
होती है, इस वास्ते इस भक्ति मार्ग के जारी होने से 
किसी कदर आसानी योग के अभ्यासियों को इुई कि 
बिना प्राणो पर जोर देने के, वह अपनी चढ़ाई का 
अभ्यास थोड़ा बहुत करके अन्तर का रस ले सकें ।। 

७ - और जिन जीवो के मन और बुद्धि और शारीर 
निहायल स्थूल थे, उनके वास्ते क्रिया योग और अनेक 
तरह के आसनो की जुगत बलाई कि जिस से वे अन्तर 
मे स्थूल अग की सफाई करें, यानी अपने अग अग को 
इस कदर साफ रक्खे कि जिससे तमोगुन और विकारी 
चाहें दूर या कम होवें, और सतोगुनी बढ़ते जावे, और 
मालिक के चरनों में प्रेम और सच्ची दीनता पैदा होवे, 
और अन्तरमुख अभ्यास प्राणायाम या मुद्रा या उपासना 
के अधिकारी हो जावे।। 


८ - पहिले वक्तो में दस्तूर था कि अभ्यासी को 
दरजे-बदरजे एक एक स्थान का भेद और जुगल उसके 
अभ्यास की बताई जाती थी। पहिले ही यानी एक दम 
कुल्ल स्थानौ का भेद नही देते थे। इस सबब से जो जो 
अभ्यासी जिस स्थान यानी चक्र तक पहुँच कर थक 
कर ठहर गये, उन्होंने वही उपासना अपने अपने 
सगियो मे जारी रक्खी और जो कि उन को घुर स्थान 
का भेद नहीं मालूम हुआ था, इस सबब से उसी स्थान 
यानी चक्र के ध्यान और जाप को (जहाँ तक वह 


| २४]... पला भागा [१६९ | भाग 


अभ्यास करके पहुँचे), मुख्य अभ्यास समझ कर रह 
गये। इस तरह एक मत के अनेक मत हो गये, यानी 
गनेश उपासक और वैष्णव और शिव उपासक यानी 
शैवी और शक्ति और ब्रम्ह उपासक वगेरा और हर एक 
अपने मल को, दूसरे के मत से बढ़कर यानी ऊँचा 
मानने लगे, और आपस मे तकरार और झगड़ा करके 
हर एक किस्म के अभ्यासियो का फिरका जुदा हो 
गया । | 

९ - जब और ज़्यादा वक्‍त गुजरा और जीवों की 
दशा और हालत बदलती गई यानी वे दुनिया के भोग 
बिलास की चाह बढ़ाते गये और उन भोगो की प्राप्ति 
के लिये ज्यादा से ज्यादा जतन करने लगे, इस सबब 
से परमार्थ की बड़ाई दिन दिन उनके मन में कम होती 
गई और सच्चे परमार्थी और अनुरागी बहुत कम होते 
गये, तब उस वक्‍त के परमार्थ के चलानेवालों ने 
बाहरमुख उपासना यानी भक्ति हर एक चक्र के देवता 
की जारी करी यानी जिस स्वरूप का कि ध्यान और 
मंत्र का जाप वे खास चक्र में अपने अन्तर में करते थे, 
उस स्वरूप की नकल धात या पत्थर की बना कर और 
एक मकान खास यानी मन्दिर में उसको पधरा कर 
लोगों को समझाया कि यह स्वरूप वही स्वरूप है, 
यानी मंत्रों करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने से देवता 
उस में आन समाया; और उसकी पूजा असल की पूजा 
के बराबर है। इस पूजा को जारी हुए भी कई हजार 
वर्ष का अरसा गुज़र गया।। 


१० - बहुत से जीव इस किस्म की पूजा यानी मूर्ति 
पूजन में लग गये। जब कुछ वक्‍त और इस तौर पर 


| १७०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 
गुज़र गया, तब जो जुगत कि मूरत के रूबरू बैठ कर 
उसका ध्यान और मत्र का जाप करने की बलाई गई 
थी, उसको आहिस्ता आहिस्ता लोग छोड़ते गये और 
सिफ दर्शन का महातम यानी मदिर मे जाकर दूर से 
सूरत की झाकी कर लेना और पूजा भेंट कर देना आम 
तौर से जारी हो गया।। 


११ - फिर कुछ अरसे के बाद सिवाय उन स्वरूपो 
के जो कि अंतर के चक्रो से मुताल्लिक थे, औतार 
स्वरूपो की मूरत मिस्ल रामचन्द्र जी, कृष्णचन्द्र जी, 
नरसिंह जी, लक्ष्मण जी, बलदेव जी, और और देवताओं 
की मूरते बना कर नये नये मदिरो में पधराना शुरू 
हुआ। खुलासा यह कि जैसा जिसके मन ने चाहा या 
जैसा जिसको पंडितों ने समझाया, उसके मुवाफिक 


अनेक तरह की पूजा जारी हो गई, और उसके साथ 
तीरथो की महिमा भी फैलाई गई यानी जिस जगह जो 
औतार या देवता प्रकट हुए थे, वह जगह पवित्र समझ 
कर वहाँ मदिर कसरत से बनाये गये और महातम वहाँ 
के दर्शनों का बहुत से बहुत करके वर्णन किया।। 


१२ - जब इस तौर से मदिर ज्यादा बनते गये और 
हर एक मदिर मे भेंट और पूजा ज्यादा आने लगी और 
वह ब्राह्मण पुजारियों को जो कि हर एक मदिर में 
मुकर्रर किये थे मिलने लगी, तब यह आमदनी की 
सूरत देख कर पडितो और ब्राह्मणों ने ज़्यादा भाव के 
साथ मंदिरों के बनाने और मूरल पूजा के बढ़ाने में 
मदद देना शुरू किया और पोथियाँ उसकी महिमा और 
महातम की बना कर जारी कर्री कि वह किताबें सुन 
कर थोड़ा बहुत सब लोगों का झुकाव मूरत पूजा की 


2 


| २४]... पला भागा [१७१ | भाग 


तरफ हो गया और भेद असली रूप परमेश्वर और 
औत्तार और देवताओं का और उसका खोज और 
उसके प्राप्ति की जुगत गुप्त होती गई यानी रफ़्ता 
रफ्ता पंडित और भेष जो कि वेद और शास्त्र और 
परमार्थी पोथियो के पढ़ने और पढ़ानेवाले थे, आप ही 
असली परमार्थ को छोड़ कर और ससार के भोगों की 
चाह बढ़ा कर, मान और धन की प्राप्ति के लिये जलन 
करने लगे और ब्रह्मा विद्या का पढ़ना और अन्तर मे 
अभ्यास करना भूल गये और बाहरमुखी पूजा मे आम 
जीवो के साथ शामिल हो गये और उसकी टेक और 
पक्ष धारन करके सच्चे अन्तरमुख अभ्यासियों से 
विरोध और तकरार करना शुरू किया, जिस मे उनकी 
आमदनी और रोजगार मे खलल न पड़े और वे अपने 
चेलों की नज़र मे सूरख और नादान न ठहरें। इस तौर 
से बहुत पुराने वक्तो से जीवों की परमार्थी हालत का 
उतार ऊँचे दरजे से नीचे के दरजो में होता चला 
आया | | 


१३ - इसी लरह जो जीव कि क्रिया योग और 
आसनो के साधन में लगे थे, वे भी एक एक किस्म या 
अग का थोड़ा बहुत अभ्यास करके पूजा और मान 
बडाई के फेर में आ गये और उतने ही अभ्यास को 
बड़ा समझ कर अपने लई पूरा ओर मुक्ति का अधिकारी 
मान बैठे, बल्कि बहुतेरो ने तो इस किस्म का अभ्यास 
जगत के दिखाने और पूजा भेंट लेने के वास्ते स्वागियो 
की तरह करना शुरू कर दिया और जो कि यह 
अभ्यास जाहिरा कठिन और सख्त था, जैसे धोती नेती 
बस्ती क्रिया और सख पसार क्रिया और खड़े रहना 
और पच अग्नि तपना और जल शयन करना और तरह | 


| १७२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


तरह के आसन बाँधना और मौन रहना और नगे रहना 
और काटो या कीलो पर बैठना वगेरा, इस वास्ते 
दुनिया के लोग ऐसे अभ्यासियो को अचरज की नज़र 
से देखने और पूजा और भेंट रखने लगे और वाह वाह 
करने लगे ।। 


१४ - सच्चे योगी और योगेश्वर लोग ईश्वर कोटि 
थे, और उनके दिलो में असली और सच्ची चाह 
परमार्थ की बहुत जबर थी और अभ्यास मे मेहनत 
करने से उनको रस आनद आता था और ससार के 
भोग बिलास उनको नाशमान और तुच्छ दिखाई दिये, 
इस सबब से उन्होने यह कठिन अभ्यास प्राणायाम का 
दुरुस्ती से करके ब्रह्म या पारब्रह्म पद में बासा किया। 


१५ - जब ईश्वर कोटि कोई बिरले रह गये, और 
जीव कोटि लोग उस अभ्यास मे शामिल हुए तब उनसे 
वह अव्वल दरजे का अभ्यास यानी प्राणायाम जैसा 
चाहिये, न बना, पर उन में जो उत्तम जीव थे, उन से 
मुद्रा का अभ्यास या अन्तर मे ध्यान और जाप हर एक 
चक्र का दुरुस्त बना और जो सजम कि इस काम के 
करने के वास्ते उनको बताये गये, वह भी उनसे किसी 
कदर दुरुस्त बन पड़े, इस तरह उनको भी आतम या 
परमातम पद की प्राप्ति हुई । । 

१६ - जब कि उत्तम जीव भी कम हो गये और 
ससार के भोग बिलास की तरफ सब का झुकाव ज्यादा 
होता गया, लब कसरत से जीव सूरत पूजा में लग गये, 
पर उन जीवों से रफ़्ता रफ़्ता मूरल पूजा भी जेसी 
चाहिये थी, दुरुस्त कम बनी यानी वे ऊपरी तोर से 
उसका बरतावा करने लगे और इतने ही काम में अपनी 


| २४]... पला भागा [१७३ | भाग 


मुक्ति समझ कर निश्चिन्त हो रहे और जो किसी ने 
उनको अंतर का भेद सुनाया या उन से सूरत के असल 
का हाल दरियाफ्त किया, तो अपनी नादानी की वजह 
से या पंडितों और भेखो के बहकाने से, उस से लडाई 
और झगड़ा करने लगे, इस तौर से नकली परमार्थ 
यानी नकली भक्ति और नकली पूजा की चाल जहाँ 
तहाँ कसरत से जारी हो गई।। 


१७ - जब प्राणो या मुद्रा की पूरी तोर से साधना 
करने वाले गुप्त हो गये और यह अभ्यास भी बजाय 
चढ़ाने मन ओर प्राणो के सिर्फ मन के ठहराने के वास्ते 
मुफीद समझा गया यानी थोड़े दिन ऐसा अभ्यास करके 
लोग अपने आप को पूरा समझने लगे और कसरत से 
जीव सूरल या निशानों या तीरथ की पूजा मे लग गये 


और जो कोई थोड़े बहुत विद्यावान थे, वे वाचक ज्ञान 
में मगन हो गये और अपने को ब्रह्म मानने लगे और 
अक्सर क्रिया योग वाले स्वाँगी बन गये, तब इस तरह 
मुक्ति का रास्ता बिल्कुल बद देख कर कुल्ल मालिक 
दयाल की मौज से सत प्रकट हुए और उन्होंने सब 
मतों की कसरें दिखला कर सुरत शाब्द मार्ग का 
उपदेश किया, हरचन्द शुरू मे बहुत कम जीवों ने 
उनके बचन को माना, फिर बहुत से उनकी बानी और 
बचन पढ़ने और सुनने लगे और थोड़ी बहुत उनको 
अपने परमार्थ की कसरो की खबर पड़ती गई ।। 

१८ - फिर मौज से साध एक के पीछे एक कितने 
ही देशों मे प्रकट हुये और उन्होंने शाब्द मार्ग का भेद 
उसी मुकाम तक का जो कि वेदों का सिद्धान्त है, 
प्रकट किया। इस में बहुत से जीव लग गये पर उनमें 


| १७४]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 

से पूरे और सच्चे अभ्यासी कम निकले, लेकिन सतो 
और साधो ने अपनी दया के बल से बहुत से जीवो का 
उद्धार किया | | 

१९ - जब यह सत और साध भी गुप्त हो गये और 
उनके घरानो मे भी सिर्फ बानी का पाठ और नाम का 
जबानी सुमिरन रह गया या कोई रसम और पूजा 
बाहरमुखी चल गई और विद्या के ज़्यादा फैलने से उन 
में से कितने ही वाचक ब्रह्म-ज्ञान की तरफ रुजू हो गये 
और प्राण और मुद्रा के साधन करने वाले और उसका 
भेद और जुगल के जानने वाले भी बहुत कम रह गये 
और रसमी तौर पर कसरत से जीवो का झुकाव मूरत 
पूजा और तीरथ बर्त और नेम आचार की तरफ हो गया 
और कोई कोई नये विद्यावान नास्तिको की समझ 
पकड़ने लगे, तब कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल 
आप सतगुरु रूप धार कर जगत में प्रकट हुए और 
आसान तौर से सुरत शाब्द मार्ग की जुगत जो 
धुर मुकाम तक पहुँचाने वाली है और जिसको आज 
तक किसी सल ने भी साफ तौर पर प्रकट नहीं किया 
था, सहज और आम तौर पर समझाई कि जिस मे हर 
कोई म्द और औरत, विद्यावान और अविद्यावान, हिन्दू 
और मुसलमान और ईसाई और जेनी और सरावगी 
और पारसी और यहूदी यानी किसी कौम या पथ या 
देश का आदमी होवे, शामिल होकर अपना सच्चा 
उद्धार आप हासिल कर सकता है और जीते जी अपनी 
मुक्ति होने की सूरत किसी कदर (यानी जिस कदर 
उसका अभ्यास तेज़ होवे) अपने अतर में अपनी हालत 
को परख कर आप जाँच सकता है।। 


न 


| २४]... पला भागा [१७५ | भाग 


२० - इस मल को राधास्वामी मत या संत मत 
कहते हैं। और इसकी कार्रवाई इस तौर पर है कि 
बाहर तो सत सतगुरु या साधगुरू का (जो भाग से 
मिल जावे) सतसंग और उनकी और उनके सच्चे भक्तो 
या प्रेमियों की सेवा तन मन धन से करना और अंतर 
मे सुमिरन करना सच्चे नाम का मन से, और सुनना 
नाम की धुन का चित्त के साथ। और मालूम होवे कि 
वह धुन घट घट में यानी हर एक आदमी के अंतर में 
हर वक्‍त आप ही आप हो रही है और उसका भेद मय 
तफसील स्थानों के जहाँ होकर उस धुन की धार सच्चे 
मालिक के चरनो से उत्तर कर पिंड यानी देह मे आई 
है, सत सतगुरु या साधगुरू या उन के सच्चे अभ्यासी 
सतसंगी से मिल सकता है और राधास्वामी दयाल के 
बानी और बचन में भी साफ तोर पर लिखा हे पर बिना 
भेदी अभ्यासी के समझाये किसी की समझ में नहीं आ 
सकता है।। 


२१ - इस अभ्यास की कमाई से जो कोई सच्चा 
होकर प्रेम के साथ करेगा, आहिस्ता आहिस्ता मन और 
इन्द्रियाँ काबू में आती जावेंगी और एक दिन सुरत 
यानी रूह अन्तर में चढ़ कर अव्वल त्रिकुटी में जहाँ वेद 
मत का असली सिद्धान्त है, और जहाँ मन समा 
जावेगा, और वहाँ से सत्त पुरुष राधास्वामी दयाल के 
चरनों में पहुँच कर (जिसको दयाल देश कहते है और 
जो माया की हद के पार है) अजर और अमर हो 
जावेगी और परम आनन्द को प्राप्त होगी यानी अपने 
निज घर में जहाँ से कि आदि में सुरत उतर कर और 
पिंड मे ठहर कर मन और माया के साथ भोगों मे फॅस 


| १७६]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


गई थी, पहुँच जावेगी और जनम मरन से सच्ची रहित 
हो जावेगी | | 


२२ - जो कोई राधास्वामी दयाल के बचन को मान 
कर जो जुगल कि उन्होंने बताई है, उसका अभ्यास 
सच्चे मन से शोक के साथ करेगा, उसको पूरा फायदा 
हासिल होगा यानी एक दिन उसका सच्चा उद्धार हो 
जावेगा और जो अपनी मन हठ से या दुनिया और 
उसके सामान की जबर पक्ष धार कर न मानेगा, 
उसका भारी नुकसान होगा यानी वह जनम मरन और 
देहियों के साथ दुख सुख भोगता रहेगा और अमर देश 
का परमानन्द उसको प्राप्त नहीं होगा और न सच्चे 
मालिक का दर्शन पावेगा।। 


बचन पच्चीसवों 


अभ्यास मे तरक्की की परख और पहिचान 
और वर्णन उन सजमो का जिन से 
अभ्यास दुरुस्त बने 


१ - बाजे सतसंगी ऐसा ख्याल करते हैं कि उनको 
किसी कदर अर्स यानी दो चार वर्ष राधास्वामी मत में 
शामिल होकर थोड़ा बहुत अभ्यास करते गुज़र गये, पर 
उनको अभी कुछ अन्तर मे खुला नहीं या कुछ तरक्की 
अभ्यास की मालूम नहीं होती।। 

२ - जवाब इसका यह है कि यह ख्याल इन 
सलसगियों का दुरुस्त नही है। उनको अपने हाल की 

परख नहीं है या वे अपने पिछले और हाल की हालत | 


| २५ ].... पला भागा [१७७ | भाग 
और तबीयत की जाँच नहीं करते, क्योंकि जो कोई 
सच्चे मन और सच्चे शोक के साथ राधास्वामी मत मे 
दाखिल होकर प्रेम के साथ थोड़ा बहुत अभ्यास दो 
मर्तबा हर रोज़ सुरत शब्द मार्ग और सुमिरन और 
ध्यान का कर रहा है, तो मुमकिन नहीं है कि वह 
राधास्वामी दयाल की दया से खाली रहे यानी उसको 
थोड़ा बहुत रस और आनन्द भजन और ध्यान का न 
आवे | | 


३ - रोशनी और माया के चमत्कारो का नजर 
आना, वह भी एक किस्म की दया में दाखिल है और 
उससे किसी कदर तरक्की अभ्यास की पाई जाती है। 
पर अभ्यासी को मालूम होना चाहिये कि सफेद रोशनी 
का चादनी के मुवाफिक खिले हुए नज़र आना या पाँच 


रग की रोशनी जुदा जुदा दिखलाई देना या सूरज और 
चाँद और तारों का नजर आना, तरक्की का निशान 
है। मगर जो मकानात या बागात या सूरते मर्द और 
औरत की नूरानी नजर आवे, इनमें ज्यादा मन लगाना 
या अटकना नही चाहिये और न उनके बार बार नजर 
आने की ख्वाहिश करना चाहिये क्योंकि यह कैफियते 
वक्त गुजरने अभ्यासी के मन और सुरत के खास खास 
मुकामों से जरूर दिखलाई पड़ेगी और जल्द गायब भी 
हो जावेंगी | | 

४ - असली तरक्की का खास निशान यह है कि 
अभ्यासी को भजन और ध्यान में थोड़ा बहुत रस और 
आनन्द आवे यानी मन थोड़ा बहुत निश्चल हो कर 
अभ्यास में लगे और शब्द पहिले मुकाम का दिन दिन 
साफ और नजदीक सुनाई देने लगे और वक्त अभ्यास 


| १७८]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 
के मन और सुरत किसी कदर रसीले होकर शिथिल 
होते जावे और कभी कभी इस कदर अन्तर मे लग 
जावें कि इस तरफ की ख़बर और सुध न रहे।। 


५ - ऐसी हालत बगैर मन और सुरत के सिमटाव 
के या थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ चढ़ने और शब्द या 
स्वरूप से मिलने के, नहीं हो सकती है। फिर जिस 
किसी की ऐसी हालल रोजमर्रा या कभी कभी होती है, 
तो समझना चाहिये कि उस को राधास्वामी दयाल 
जेसा जेसा उसकी चाल के मुवाफिक मुनासिब समझते 
हैं, तरक्की देते जाते हैं यानी सिमटाव और चढ़ाई 
उसके मन और सुरत की करते जाते हैं और उसका 
नशा भी उसको अपनी दया से थोड़ा बहुत हज़म कराते 
जाते है, नही तो इस कदर रस पाकर बहुतेरे अभ्यासी 
मस्त होकर घरबार और कारोबार छोड़ने को तैयार हो 
जावें । | 

६ - जो किसी को अपने अभ्यास के समय ऊपर 
की लिखी हुई हालत की पहिचान कम होती है तो सबब 
उसका यह है कि उस अभ्यासी को गुनावन यानी 
ख्यालात अक्सर भजन ओर ध्यान मे सताते और बिघन 
डालते रहते हैं। इस वास्ते उसको चाहिये कि वह 
अपनी एक या दो वर्ष गुजरी हुई पहले की हालत 
तबीयत को, साथ अपनी हाल की हालत के, मुकाबला 
करे, तो जो वह सच्चा सतसगी और सच्चा अभ्यासी है, 
तो उसको और उसके घर वालो को इस कदर जरूर 
मालूम पड़ेगा कि पहले की निसबल उसकी तबीयत 
ससारी लोगो के सग में और ससारी व्यवहार और 
कारोबार गैर-जरूरी और गैर-मामूली मे कम लगती है 


2 


| २५] घपहलाभाग [१७९ | भाग 


और दुनियावी ख्यालात भी उसके दिन दिन किसी 
कदर कम होते जावेंगे और फिजूल और गैर-वाजिब 
चाहें और तरंगें दुनिया के भोगो और मुआमलो की भी 
कम होती जावेगी और सलसग और बानी और बचन 
में, और भी गुरू और साध और सच्चे मालिक 
राधास्वामी दयाल के चरनो मे, प्रीति और प्रतीत पहले 
से किसी कदर ज़्यादा होती जावेगी ।। 


७ - जो ऊपर की लिखी हुई हालत किसी अभ्यासी 
सलसगी को एक या दो वर्ष के अभ्यास के बाद मालूम 
पड़े तो फिर इस से ज़्यादा और सबूत दया और 
तरक्की का क्या चाहिये? असल मतलब राधास्वामी 
मत और उस की जुक्ति के अभ्यास का यह है कि 
दुनिया की मुहब्बत और चाह दिन दिन कम होवे और 
मन और सुरत सिमट कर किसी कदर ऊपर की तरफ 
चढ़ने लगे और अंतर मे थोड़ा बहुत रस लेने लगें, 
क्योकि बगेर सिमटाव और चढाई के हालत मन और 
इन्द्रियो की कभी नहीं बदल सकती है।। 


८ - पर मालूम होवे कि कुल्ल मालिक राधास्वामी 
दयाल अतरयामी सब के हाल और ताकत को ख़ूब 
जानते है और उस के गृहस्थी कारोबार और रोज़गार 
की सम्हाल के साथ जिस कदर उसकी ताकत हाजमे 
की देखते हैं, उसी कदर उसके मन और सुरत का 
सिमटाव और चढ़ाई आहिस्ता आहिस्ता करते जाते हैं। 
जो कोई जल्दी के वास्ते अर्ज या फरियाद करे और 
उस जल्दी मे उसके किसी कारोबार का हर्ज या 
जिस्मानी तकलीफ का अदेशा है तो ऐसी अर्ज या 
फरियाद को फौरन नही सुनते, पर आहिस्ता आहिस्ता 


| १८०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 
मुनासिब वक्‍त पर उसको बखशिश ज़रूर देवेंगे, और 
उसके साथ ताकत हाजमे की भी बरख्शेंगे, एकाएक 
दया होने में आदमी मस्त और बेहोश होकर और 
दुनिया के कारोबार और कुटुम्ब परिवार को बिल्कुल 
छोड़ कर मज्जूब? फकीरों के मुवाफिक सर-गरदार 
फिरता फिरेगा और अपनी आइन्दा की तरक्की को 
आप बन्द कर देगा क्योकि ऐसी हालत मे फिर दुरुस्ती 
से अभ्यास नहीं बन पड़ेगा ओर इस वास्ते तरक्की बन्द 
हो जावेगी । 


९ - बहुत से सतसगियो को खबर भी नहीं है कि 
पहिला मुकाम किस कदर दरजा बुलन्द? रखता है 
यानी कुल्ल बड़े मतो का यह पद सिद्धान्त है और जहाँ 
से तीन लोक की रचना की कार्रवाई हो रही हे और 


जहाँ पहुँच कर योगी लय हो गये और इधर का होश 
उनको नहीं रहा। अब बड़ी भारी दया राधास्वामी 
दयाल की है कि ऐसे रास्ते और ऐसी युक्ति से अपने 
सच्चे परमार्थी जीवो को चलाते और चढ़ाते हैं कि जिस 
में उनके दुनिया के किसी कारोबार में हर्ज भी न होवे 
और परमार्थ मे आला दरजा सहज मे बे-मालूम हासिल 
होता जावे। इसका ज्यादा ओर मुफस्सिल हाल लिखने 
में नही आ सकता, अलबत्ता कुछ थोड़ा सा ज़बानी 
कहा जा सकता है।। 

१० - सच्चे और प्रेमी अभ्यासी को चाहिये कि वह 
सलसग में बैठ कर अच्छी तरह से निर्णय और तहकीक 
के बचन इन पाच बातो के गोर से सुन कर और समझ 
कर, अपने मन के भरम और सन्देह और शको को 


| १-मस्त।२-ेठिकाने। ३-ऊँचा। | - मस्त। २ - बे-ठिकाने। ३ - ऊँचा। 


| २५ ].... पफला भागा (१८१ | भाग 
जिस कदर जल्दी हो सके, दूर करे, नहीं तो वह 
अभ्यास में विघ्न डालेगे और इसके मन और सुरत को 
सफाई और शौक के साथ भजन और ध्यान में लगने 
नही देंगे; और वह पाँच बाते यह हैं।। 
पहली - निर्णय इस बाल का कि राधास्वामी दयाल 
कुल्ल मालिक और सर्व समरत्थ और सच्चे माता पिता 
कुल्ल रचना के हैं।। 


दूसरी - यह कि सुरत शब्द मार्ग सच्चा और पूरा 
और सहज में धुर पद तक पहुँचाने वाला रास्ता और 
तरीका अभ्यास का है। इस से बढ़ कर कोई जुगल या 
रास्ता रचना भर मे नही है और न हो सकता है क्योकि 
और जितने रास्ते हैं, वह सब उन घारों के वसीले के 
हैं जो माया की हद्द में खतम हो जाती है और इस 
सबब से दयाल देश तक नहीं पहुँच सकते और यह 
मार्ग जान यानी रूह या सुरत की धार पर सवार हो 
कर चलने का है और जो कि जान या रूह या सुरत 
कुल्ल रचना मे सब से बढ़कर जोहर है और सब रचना 
उसी के आसरे ठहरी हुई है और उसी से हो रही है, 
इस वास्ते इस धार से बढ़कर और कोई धार नहीं हे।। 

तीसरी - यह कि मन और इन्द्रियो का खमीर? 
माया के मसाले का है और इस वास्ते उनका असली 
झुकाव बाहर और नीचे की तरफ ससार के भोग और 
पदार्थो में है। | 


जरूरत के मुवाफिक उनकी कार्रवाई दुरुस्त समझी 
जाती है, मगर फिज़ूल तरंगे और जरूरत से ज़्यादा 
चाहें उठाने मे हर्ज और नुकसान है। इस वास्ते 


( १-स्वभाव। | - स्वभाव। 


| १८२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


अभ्यासी को थोड़ी बहुत रोक और सम्हाल अपने मन 
और इन्द्रियो की खास कर वक्त अभ्यास के बहुत 
ज़रूर है, नहीं तो भजन और ध्यान का रस जैसा 
चाहिये नहीं आवेगा।। 

चौथी - यह कि दुनिया और दुनिया-परस्तो और 
धन वालो की मुहब्बत और सग से सच्चे मालिक 
राधास्वामी दयाल के चरनों के प्रेम में और भी अभ्यास 
में किसी कदर खलल और विघ्न पडता है। यह बात 
हर एक अभ्यासी ऐसे लोगो का थोड़ा सग करके अपने 
अंतर में परख सकता है। इस वास्ते मुनासिब और 
ज़रूरी है कि ऐसे जीवों का संग और मुहब्बत उसी 
कदर रक्री जावे कि जिस कदर जरूरी और वाजिब 
होवे और ज्यादा उन में अपने दिल को बॉधना या 
अपना वक्त बे-फायदा उनके सग मे या दुनिया की गप 
शाप में खर्च करना, अभ्यासी को मुनासिब नहीं है।। 


विद्यावान लोग भी जिनको सच्चा शौक किलाबो के 
पढ़ने का है, अपने वक्‍त को बहुत सम्हाल कर खर्च 
करते हैं यानी सिवाय रोज़गार और देह और गृहस्थ के 
जरूरी कामो के बाकी वक्‍त अपना नई नई किताबों 
और अखबारों की सैर में खर्च करते हैं, फिर परमार्थी 
अभ्यासी को किस कदर ख्याल अपने वक्‍त का कि 
फिजूल और बे-फायदा खर्च न होवे, रखना चाहिये? 

पाचवी - राधास्वामी दयाल के चरनों की सच्ची 
सरन और उनकी मेहर और दया का आसरा और 
भरोसा | | 


११ - जब इन पाँच बातों की सम्हाल थोड़ी बहुत 
| दुरुस्ती से बराबर जारी रहेगी तो यकीन है कि ऐसे 


| २५ ]..... पफला भागा (१८३ | भाग 


अभ्यासी को मन और माया और दुनिया के विघ्न बहुत 
कम सतावेंगे और उसका अभ्यास दिन दिन दुरुस्ती से 
बनेगा और थोडे थोड़े रस और आनन्द के साथ बढ़ता 
जावेगा । । और 


मालूम होवे कि अभ्यास में यह सब काम शामिल 


है: - १ सुमिरन करना, २ सुमिरन और ध्यान करना, 
३ भजन करना, ४ पोथी का थोडा बहुत समझ समझ 
कर पाठ करना या सलसग में बैठ कर सुनना, 
५ राधास्वामी मत की चरचा करना या सुनना, 
६ राधास्वामी मत और उसके अभ्यास के ताल्लुक की 
बालो का मन मे विचार और निर्णय और ख्याल करना, 
७ अपने मन ओर इन्द्रियो की चाल की हर रोज निरख 
परख करते रहना और जिस कदर मुमकिन होवे 
उसकी सम्हाल रखना | | 

१२ - अभ्यासी को बे-फायदा जल्दी इस काम मे 
नही करना चाहिये और गौर करना चाहिये कि दुनिया 
के काम भी जेसे विद्या सीखना, जल्दी के साथ दुरुस्त 
नहीं बनते । इस में पन्द्रह और अठारह बरस सहज मे 
गुज़र जाते हैं, जब कि विद्यार्थी कुल्ल वक्‍त अपना इसी 
काम मे लगाता है, बल्कि घरबार और कुटुम्ब परिवार 
से भी जुदा हो कर मदरसे में रहना कबूल करता है। 
फिर यह भारी परमार्थ का काम जब कि सिर्फ दो तीन 
या चार घटे उस में दिक्कत से लगाये जाते हैं और 
बाकी वक्‍त दुनिया के काम और दुनियादारो के सग में 
गुज़रता है, किस तरह ऐसा जल्दी बन सकता है? बड़ी 
दया राधास्वामी दयाल की समझना चाहिये कि वे ऐसी 
थोड़ी मेहनत पर भी अपनी दया करते हैं और सच्चे 


| १८४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 
अभ्यासी को थोड़ा बहुत अतर में सहारा थोड़े दिनों में 
बख्शते हैं । । 


बचन छब्बीसवोँ 
परमार्थ की जरूरत हर एक जीव को 
और सतो के उपदेश का सच्चा 
और पूरा फायदा 


१ - सब जीवों को, चाहे मर्द होवे, या औरत, 
बराबर जरूरत परमार्थी अभ्यास की है जो कि सतो ने 
दया करके जारी फरमाया हे यानी जिस वक्त कि मर्द 
या औरत बीस बाईस वर्ष की उमर तक पहुँचे, उसी 
वक्त से उसको मुनासिब है कि सतो के उपदेश के 
मुवाफिक सुरत शाब्द योग का अभ्यास शुरू करे और 
जो कोई काम परमार्थी कि बाहरमुखी है (सिवाय इसके 
कि मालिक के नाम पर जीवो को तन और धन से सुख 
पहुँचाना) कोई फायदा अतरी परमार्थ का नहीं दे 
सकता है। । 


२ - बाहरमुखी कामो में सुरत और मन की धार 
इन्द्रियों के द्वारे बाहर फैलती है और सुरत शब्द के 
अभ्यास में सुरत और मन की धार बाहर से सिमट कर 
अन्दर में ऊपर को अपने भडार की तरफ चढ़ती हे 
और इस अभ्यास से ज़्यादा ताकत और सुख मिलता 


है। | 


३ - मालिक ने हर एक जीव में तीन किस्म की 
ताकतें रकरवी है: - एक देह और इन्द्रियो की ताकत, | 


| २६]... पला भागा [१८५ | भाग 
दूसरी विद्या और बुद्धि और मन की ताकत, तीसरी 
चैतन्य सुरत यानी आत्मा या रूह की ताकत। लेकिन 
यह ताकतें जब तक कि मेहनत और शौक के साथ 
साधना और मथन न किया जावे, तब तक प्रकट नहीं 
हो सकती हैं यानी जिस किसी ने अपने शौक के 
मुवाफिक जिस क्कुव्वत के जगाने और उसके काम की 
तरफ तवज्जह सीखने की करी, उसने उसी काम को 
उसके सिखाने वाले यानी उस्ताद से मिल कर और 
मेहनत करके सीख लिया और आहिस्ता आहिस्ता उस 
में कामिल हो गया और उसका फल पाया।। 


४ - पहिली ताकत देह और इन्द्रियो का साधन। 
यह बोझ उठाने और हल जोतने से लगा कर उम्दा 
तसवीर खींचना और लिखना और गाना और बजाना 
और किस्म किस्म की चीजे कारीगरी के साथ बनाना 
और तरह तरह के तमाशे और चालाकी दिखलाना, 
जैसे नाचने वाले और नट वगेरा दिखलाते हैं। इन सब 
कामों का नफा या मजदूरी ज़्यादा से ज्यादा है यानी 
सैकड़ों रूपये महीना पैदा कर सकते हैं। मगर बोझ 
उठाने वाला और हल जोतने वाला दो तीन या चार 
आने रोज से ज्यादा नहीं कमा सकता हे।। 


५ - दूसरी क़॒व्वत मन और बुद्धि की। यह विद्या 
या इलम के पढ़ने से जागती हे और यह इलम मदरसे 
मे उस्ताद से सीखने और मेहनत करने से हासिल 
होगा । जो कोई जिस इल्म की तरफ शौक के साथ 
तवज्जह करे वह उसी इलम को कुछ अरसे में सीख 
सकता है और इम्तिहान देकर राज दरबार से बड़े से 
बडा काम पा सकता है, जिसमें वह हजारो लाखो 


| १८६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 
बल्कि करोड़ो आदमियों पर हुक्म चला सकता है और 
मुल्कों का बन्दोबस्त करता है और हजारों रूपये की 
तनख्वाह पाता है और बहुत बड़ी इज्जत और हुकूमत 
उसको मिलती है और शहरो में नामवरी उसकी होती 
है और दुनिया के सब तरह के भोग और बिलास 
उसको आसानी से प्राप्त होते हैं । । 


६ - तीसरी क्कुव्वत रूहानी यानी चैतन्य सुरत या 
आत्मा की। यह ताकत पूरे और सच्चे परमाथी गुरू से 
मिल कर और उनका और प्रेमी अभ्यासियों का सलसग 
करके और अपने मालिक के चरन में मुहब्बत और 
दुनिया से वेराग करने से और मन और सुरत को साफ 
करके घट मे ऊँचे की तरफ चढ़ाने से, जागती हे। जो 
कोई अपने मन और इन्द्रियो को रोक कर और सच्चे 


मालिक और सतगुरु का प्रेम हिरदे मे धर कर बराबर 
अभ्यास करे, वह एक दिन अपनी सुरत की ताकत को 
जगा सकता है और फिर बिना उसके माँगे देशों में 
नामवरी फैलती है और दूर दूर से मर्द और औरत और 
लड़के बाले उसके पास आकर उसकी पूजा और 
प्रतिष्ठा करते हैं और अपने जीव के वास्ते मुक्ति और 
नजात हासिल करने के लिये उसको एक बड़ा वसीला 
अपना समझ कर, उसकी सेवा और खिदमत तन मन 
और धन से करते हैं और सिर्फ उसकी जिन्दगी में 
नहीं, बल्कि बाद चोला छोड़ने के उसके नाम और 
निशान की पूजा और अदब कसरत से मुलको और 
देशों में जारी होता है और हर एक देश के लोग मर्द 
और औरत और लड़के उसके नाम और उसकी बानी 
को गाकर अपना जनम सुफल करते हैं। इस किस्म के 
लोग अपने अपने दरजे के मुवाफिक सत और साध | 


| ३६] पला भागा (१८७ | भाग 


और औतार स्वरूप और महात्मा और पैगम्बर और 
औलिया कहलाते हैं। उनका मालिक आप उनको प्यार 
करता है और उनकी इज्जत और महिमा और बड़ाई 
बढ़ाता है। और उनके मत को जो वे अपने मालिक के 
हुक्म से जारी करें, दूर दूर तक फैलाता है।। 


७ - ऊपर के बयान से तीनों क़॒व्वत के जगाने 
वालों का दरजा और महिमा और बडाई और फायदे 
का हाल जाहिर होता है। अब हर एक जीव को 
इख्तियार है, चाहे तीनो क़ुव्वतों को जगावे, चाहे एक 
या दो को। हर एक क्ुव्वत का दरजा और फायदा 
अलेहदा अलेहदा है। पर जिसने रूहानी यानी सुरत या 
आत्मा की ताकत को जगाया, वह मालिक के देश में 
पहुँच कर परम आनन्द को प्राप्त होगा और देहियों और 
जनम मरन के दुख से बच जावेगा और इस लोक में 
भी उसको इस कदर बड़ा दरजा जिन्दगी मे और भी 
मरने के पीछे मिलेगा कि जो बादशाहों और राजो और 
अमीरों और विद्यावानो और बुद्धिवानो को नही मिल 
सकता है और जो इस कुव्वल को या विद्या और बुद्धि 
की कुव्वत को नहीं जगावेगे, तो वे क्ुव्वते उनकी सोती 
हुई रहेंगी और न उनको पूरा पूरा दुनिया का सुख 
मिलेगा और न परमार्थ का आनद हासिल होगा और न 
दुखों से बचाव होगा।। 


८ - जो कोई पूरा पूरा सुरत यानी आत्मा की 
कु॒व्वत को नहीं जगावे तो उसको मुनासिब है कि कुछ 
मेहनत करके थोड़ा बहुत इस क्ुव्वत को ज़रूर जगावे, 
ताकि उसको इस दुनिया मे भी आराम मिले और 
परलोक मे भी सुख पावे यानी जो थोड़ी बहुत मेहनत 


| १८८]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


करके सुरत शब्द का अभ्यास करता रहे और सच्ची 
सरन पूरे गुरू और सच्चे मालिक राधास्वामी दयाल की 
धारन करे, तो वे अपनी मेहर से उसको ससार सागर 
से बचा कर पार ले जावेंगे और महा सुख का स्थान 
बख्शेंगे और जो इस बचन को नही माने तो उसको 
इख््तियार है, पर उसको हमेशा जनम मरन भुगलना 
पड़ेगा और देहियो के साथ ऊँचे नीचे दरजे में सदा 
दुख सहता रहेगा और आत्मघाती यानी अपने जीव का 
आप नुकसान और अकल्याण करने वाला करार दिया 
जावेगा | | 


९ - सब मत वाले और कुल्ल जीव कहते हैं कि 
मालिक हर जगह मौजूद है यानी सर्व व्यापक है, और 
जो ऐसा है तो वह आदमी और कुल्ल जानदारों में भी 
मोजूद है। आदमी में मालिक का लरत उसके मस्तक 
यानी दिमाग में है और जीव यानी सुरत उसकी अशा 
है और जब इसकी बैठक जाग्रत अवस्था में आँखों के 
मुकाम मे है, तो मालिक का तरन्त ब-हर-सूरत इस 
स्थान से ऊँचे पर मस्तक में होना चाहिए जहाँ से यह 
सुरत की धार उतर कर पहिले ब्रह्मांड में और फिर 
पिंड मे आँखो के स्थान पर ठहरी और वहाँ से तमाम 
देह में पैरों लक रगों के वसीले से व्यापक हुई ।। 


१० - अब समझना चाहिये कि इस सुरत की धार 
को पहले उसकी बैठक की तरफ उलटना और समेटना 
और फिर वहाँ से यानी आँखों के ऊपर अतर में होकर 
उसके भडार की तरफ चढ़ाना, यह काम आत्मा यानी 
सुरत की क्कुव्वत का जगाना कहलाता है। रास्ते में कई 
ठेके यानी मुकाम है, सो जितनी दूर तक यानी जिस 


| २६]... पला भागा [१८९ | भाग 
स्थान तक जो कोई पहुँचा, उसी कदर उसकी सुरत 
जागी और उतना ही भेद कुदरत और रचना का 
उसको मालूम हुआ यानी उस मुकाम से नीचे का सब 
हाल उसको मालूम पड़ा, पर जो कोई कि घुर स्थान 
तक पहुँचा जहाँ से आदि मे सुरत का जहूर हुआ और 
वहाँ से नीचे नीचे रचना होनी शुरू हुई, उसको कुल्ल 
भेद कुदरत का मालूम हुआ और उसी को दर्शन परम 
भडार यानी कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल का हासिल 
हुआ और उसी का नाम परम सत और परम गुरू है 
और वही परम आनन्द को प्राप्त होकर अमर और 
अजर हो गया और उसी की नर देह सुफल हुई,यानी 
उसी ने अपनी चैतन्य शक्ति पूरी पूरी जगाई ।। 


११ - अब मालूम हो कि यह काम सुरत शब्द मार्ग 
के अभ्यास से हो सकता है यानी सुरत की जिस धार 
पर कि यह सवार होकर उतरी है, उसी धार के वसीले 
से चढ़ाना और वही धार जान और अमृत और रूह 
और शब्द की धार है क्योंकि जहाँ धार रवाँ (जारी) है, 
वही आवाज भी सग है। उस आवाज का जैसे जैसे कि 
हर एक स्थान से प्रकट हुई, भेदी से भेद लेकर और 
उसी आवाज़ की डोरी को पकड़ कर यानी सुरत से 
तवज्जह के साथ उस आवाज़ को सुनते हुए, ऊपर को 
यानी उसके भडार की तरफ चलना सुरत शाब्द योग 
का अभ्यास कहलाता है और यह सिर्फ सत मत में 
जारी है यानी उसका मुफस्सिल भेद आज कल 
राधास्वामी मत में मिल सकता है, और किसी मत में 
भेद और चलने की जुगल का ज़िकर भी नहीं है सिफ 
इशारे मे इस कदर महिमा शाब्द की लिखी है कि आदि 

' में शब्द प्रकट हुआ और शब्द ही कर्ता है ओर शब्द ही | 


| १९०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


मालिक का स्वरूप है। पर इसका भेद कि किस तरह 
पर शाब्द से रचना हुई और केसे शाब्द मालिक का 
स्वरूप है और किस तरह उसकी डोरी पकड के आदि 
यानी धुर स्थान तक जहाँ से उसका अव्वल जहूर 
हुआ, पह्ुँचना हो सकता है और वह धुर स्थान कहाँ है, 
कुछ नही लिखा है और न कोई मत वाला इस भेद का 
जानकार है। इस सबब से सब के सब पोथियों और 
मजहबी किताबों के पढ़ने और पढ़ाने और बाहर की 
पूजा और रसमो के चलाने मे अटक गये और जो थोड़े 
बहुत विद्या और बुद्धिवान थे वे अपने आप को ब्रह्म 
यानी चैतन्य समझ कर चुप्प हो रहे और इस सबब से 
सच्चा उद्धार यानी सच्ची मुक्ति किसी की भी नहीं हुई 
और न होती है। 


बचन सत्तार्ईसरवो 
जवाब थोड़े से सवालों के जो एक 
सतसंगी ने भेजे 


१ - सत्तपुरुष से जोत निरंजन दो कला प्रकट हुईं 
और यह दोनों कला चैतन्य हैं और इन्हीं ने तीन लोक 
की रचना करी, पहले ब्रह्म सृष्टि और बाद उसके और 
किस्म की रचना यानी सुर नर और चारों खान और 
यह रचना तीन धारों से प्रकट हुई और यह तीन घारें 
ब्रह्म और माया से मुकाम सहसदल केवल से निकलीं 
और वह तीन गुण कहलाते हैं। सहसदल कँवल तक 


| २७] पला भागा [१९१ | भाग 


माया चैतन्य और निहायत लतीफ है। सहसदल कवल 
और तीन गुनो के मडल के नीचे जड़ता शुरू हुई और 
जिस कदर उतार नीचे होता गया, कसाफत यानी 
जडता बढ़ती गई | सबब इसका यह है कि सत्तलोक 
तक निरमल चैतन्य देश है और उसके नीचे हलकी लह 
चैतन्य पर थी सो जब ऊपर से धार आई, उसने उस 
तह को और निरमल चैतन्य को जुदा करके रचना करी 
और वह गिलाफ या खोल जो अलेहदा हुआ, उस से 
नीचे की रचना की देह ज़ाहिर हुई और इसी तरह हर 
मुकाम से गिलाफ या खोल जो कि ब-निस्बत ऊपर के 
ज्यादा मोटा होता गया, खारिज करके नीचे को गिरा 
दिया गया और निरमल चैतन्य अलेहदा कर लिया गया 
और उसी गिलाफ या खोल के मसाले से नीचे की 
रचना की देह ज़ाहिर होती गई। गरज कि इस मुकाम 
पर जहाँ कि इन्सानी और उससे भी नीचे की रचना है, 
गिलाफ ज्यादा मोटा था और वह ब-वजह इस मुटाई 
के महज जड़ हो गया, जेसे कि किसी दरख्त पर बहुत 
चमड़ी जो चढ़ी होती है, वह कुछ अरसे बाद ख़ुश्क 
होकर गिर जाती है और उसमें तरी बिल्कुल नही रहती 
है, यही हाल नीचे बढ़ता गया।। 


२ - रचना के अरसे की कुछ तादाद नहीं है और 
न उसका शुमार मुमकिन है। जो शुमार पुरान और 
दूसरी किताबों में लिखा हुआ है, वह सिर्फ इसी सूरज 
मडल या उसके ऊपर के सूरज का है ओर इसी सूरज 
मंडल को पैदा हुए, मुवाफिक इल्म सितारौ के, बे-शुमार 
वर्ष गुज़रे हैं। और सत फरमाते हैं कि एक सूरज मडल 
के नीचे दूसरा, और दूसरे के नीचे तीसरा, इसी तरह 
. रचना होती चली आई है यानी अव्वल सूरज मडल का | 


| १९२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


दूसरे मडल का सूरज जो उसके नीचे है, एक तारा है। 
अब दराजी और वसअत" रचना का ख्याल करो कि 
कयास काम नही करता और हर एक मैदान मे बे-हिसाब 
रचना है। मैदान से मुराद हर एक मंडल के घेर से है, 
सो हर एक मडल मे ऊपर से नीचे तक बराबर रचना 
होती चली आई है। ऊपर की रचना नीचे की ब-निस्बल 
ज्यादा से ज्यादा निरमल और रोशन हे, जैसे इस 
लोक की हवा के मंडल में बहुत से दरजे लताफत'* 
और सरदी के हैं और पहाड़ पर चढ़ने से इन दरजों 
की खबर पड़ती है। या अपने मकान के ऊपर के खनो 
पर चढने से तफावतर हवा का मालूम होता है, इसी 
तरह रचना में मडल है और उनकी रचना मे ऊपर और 
नीचे के हिसाब से तफावत और फर्क है। सब से ऊपर 
जो देशा है, वह निर्मल चैतन्य और ऐन रूहानी है और 
वहाँ मिलौनी खोल या लह की नही हे और इसी वजह 
से वहाँ माया के मसाले“ की बनी हुई देह नही है और 
इसी सबब से वह परम आनन्द और सरूर का मुकाम 
है और जनम मरन और तकलीफ देह की वहाँ नहीं है। 
वहाँ पहुँचना सुरत का, वास्ते हासिल करने सच्ची और 
पूरी मुक्ति के, सब मडलों को फोड़ कर, ज़रूर है और 
यह काम सुरत शब्द योग के अभ्यास से बन सकता है, 
और किसी तरह से मुमकिन नहीं है क्योंकि शब्द की 
धार धुर से आई है, उस पर सवार होकर धुर मुकाम 
तक पहुँचना मुमकिन है। और बाकी धारें जो रचना में 
आई हैं, वे किसी न किसी नीचे के मुकाम से पेदा 
होकर उतरी है। उन धारों को पकड़ कर उस मुकाम 
नि. | - विस्तार। २ - सूक्ष्मता। ३ - फर्क | ४ - माया के मसाले के बड़े 
जुज़ पाँच तत्त्व और तीन गुन है। 


| २७] पला भागा [१९३ | भाग 
लक पहुँच सकता है कि जहाँ से वह धारें निकली हैं। 
उस मुकाम के ऊपर यानी धुर स्थान तक किसी तरह 
से नहीं जा सकता है।। 


३ - ऊपर के हाल से फर्क और तफावत रचना का 
एक दरजे और सब दरजों में समझ लो। यह ब-सबब 
मिलोनी खोल यानी माया के हुआ है और इस तफावत 
से कर्ता की जात पर किसी तरह का दोष नहीं आ 
सकता हे, क्योकि निर्मल चैतन्य देश में सत्तलोक और 
अलख लोक और अगम लोक की रचना में किसी तरह 
का फर्क और तफावत नहीं हे और नीचे के लोको मे 
जहाँ से कि माया का जहूर हुआ, थोड़ा थोड़ा फर्क ओर 
तफावत पैदा होता गया और नीचे के मडलो मे ज्यादा 
बढ़ता गया । यह रचना जो सत्तलोक के नीचे हुई है, 
ब्रह्म और माया की करी हुई हे यानी ब्रह्म ने सत्तपुरुष 
से, सेवा करके, इजाजत लेकर यह रचना करी हे, सो 
इन माया ब्रह्मा की निस्बत अलबत्ता इस कदर इल्जाम 
लगाया जा सकता है कि उन्होंने जीवों को सत्तपुरुष 
का भेद नहीं दिया और वास्ते बढ़ाने और कायम रखने 
रचना के अपनी हद्द में अनेक तरह के धोखे दे कर 
जीवो को अपनी अमलदारी मे रका और अनेक मत 
जारी करके उनको भरमा और भुला दिया। इसी वजह 
से सत फरमाते हैं कि ब्रह्म देश के पार जाना चाहिये। 
इस करता का स्वरूप किसी कदर नाकिस है यानी 
ब-सबब संगत माया के सफाई कामिल इस मे नही है, 
इसी सबब से इसकी रचना मे भी कसर हे। इस तीन 
लोक की रचना की उमर है यानी हद्द मुकर्रर है, जेसे 
कि आदमी की उमर है। यह सदा एक रस नही रहेगी । 

| इसी वजह से संत कहते हैं कि इस देश मे जनम मरन | 


| १९४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


से बचाव नहीं होगा। इस वास्ते जरूर हे कि ब्रह्मा देश 
के पार जाना चाहिये । | 

४ - इस लोक की हद्‌द इस सूरज मडल के 
ताल्लुक है यानी यह सूरज मडल जहाँ तक कि है, वहाँ 
तक इस दरजे की रचना की हद्द है। मगर वह रचना 
जो नीचे की तरफ है, वह इस लोक की रचना से भी 
कम दरजे की है और इसी तरह नीचे के दरजात में 
और ज्यादा कमी ताकत की होती गई हे और सब से 
नीचे रचना नहीं है। वहाँ इस कदर कसीफ" खोल 
चैतन्य पर चढ़े इए हैं कि कसीफ से कसीफ रचना भी 
वहाँ नहीं हो सकती । वह जगह ब-तौर खाली मैदान के 
पड़ी हुई है। वहाँ रचना किसी वक्त में भी नहीं होगी, 
मगर तादाद उसके फासले और वसअत की कुछ नही 
कही जा सकती, क्योंकि अगर महा सख को एक अदद 
तजवीज करके शुमार किया जावे, तो भी हिसाब नहीं 
लग सकता, वहाँ गिनती का शुमार नही हो सकता है 
और न इस तादाद के जानने की कुछ जरूरत है। 
मनुष्य को अपने उद्धार यानी ऊपर को चढ़ने का 
फिकर करना चाहिये और रचना के हिसाब मे जो कि 
बे-शुमार है, ज़्यादा पड़ना बे-फायदा है। सिर्फ खास 
कायदे को जान लेना चाहिये, और जोकि कानून 
कुदरत का सब जगह एकसाँ है, उसको समझ कर 
सब जगह की चाल का अनुमान करके, अपने मन को 
तसल्ली देकर अपने खास काम को, जो अपने जीव 
का कल्यान है, शुरू करना चाहिये। | 


५ - अजपा जाप यानी सोह शब्द का स्वाँसा से 


| २७] पला भागा [१९५ | भाग 
सुमिरन का, ऊपर के दरजे के सोहं से, कुछ ताल्लुक 
नही है और इस अभ्यास की रसाई किसी मुकाम पर 
नहीं है, सिर्फ थोड़ी सफाई मन की इससे हो सकती 
है। | 


६ - यही भारी दलील आवागवन की है कि जब 
तक निर्मल चैतन्य देश में सुरत न पहुँचेगी, तब तक 
किसी न किसी किस्म के खोल में रहेगी और वह खोल 
या गिलाफ उसकी देह समझना चाहिये और जनम 
मरन गिलाफ का है, न कि सुरत या रूह का। फिर 
सुरत जो एक देह को छोड़ती है तो ज़रूर दूसरी देह 
उसको धरनी पड़ती है, चाहे इस लोक मे चाहे ऊँचे या 
नीचे के लोक में। और जिन मतों में आवागवन नहीं 
मानते हैं, उनसे पूछना चाहिये कि बहिश्त"” और ऐराफ? 
और जहचन्नुम* में यह रूहे कौन और किस किस्म की देह 
रख कर दुख सुख पावेगी। इस बात का वे जवाब साफ 
तौर पर नही दे सकते है, क्योंकि सुरत बगेर देह के तो 
ऐन आनन्द स्वरूप है, उसको किसी सूरत में दुख सुख 
नहीं हो सकता है और दुख सुख के भोगने के वास्ते देह 
का होना जरूर है और रूह या सुरत जब बहिश्त' और 
ऐराफ और दोज़खर मे जो तीन मुकाम जुदा इस लोक 
से हैं, जाती है और वहाँ दुख सुख भोगती है तो कोई 
न कोई देह में जरूर उसकी बैठक होगी, तो इस लोक 
की देह से उस देह में उन स्थानों में जाना आवागवन 
को साबित करता है और इलम नजूम पढ़ने से बहुत सा 
हाल रचना का कि किस तोर से शुरू हुई और किस 
कदर अरसा दराज़ से चली आती है, मालूम हो सकला 


| + - स्वर्ग २- स्वर्ग और न्क के बीच का मुकाग। ३- नर्क! | - स्वर्ग। २ - स्वर्ग और नर्क के बीच का मुकाम। ३ - नर्क। 


| १९६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 
है और उससे किसी कदर अनुमान ऊंचे की रचना का 
हो सकता है।। 


७ - जीव यानी सुरत सत्तपुरुष राधास्वामी की अंस 
है, जैसे सूरज और सूरज की किरन। रचना से पेश्तर 
यह सत्तपुरुष राधास्वामी के साथ अभेद थी। जब 
सत्तलोक की रचना के नीचे सत्तपुरुष के चरनो से 
प्रथम अश निरंजन यानी काल पुरुष प्रकट हुआ और 
उसने वास्ते करने तीन लोक की रचना के सत्तपुरुष से 
सेवा करके आज्ञा मांगी और उसको इजाजत दी गई 
और वह अकेला रचना न कर सका, तब उस वक्त 
आद्या को (जो दूसरी अंश सत्तपुरुष की है) प्रकट 
करके और उसको बीजा जीवों यानी सुरतों का हवाले 
करके, निरंजन के पास भेजा गया और इन दोनो असों 
ने मिल कर रचना तीन लोक की करी।। 


८ - त्रिकुटी के मुकाम से माया प्रकट हुई और यह 
गुबार रूप यानी परमाणु स्वरूप थी और यह माया 
असल मे एक गिलाफ या लह थी जो चैतन्य पर दसवें 
द्वार के नीचे बतौर मलाई के दूध पर चढ़ी हुई थी । जब 
वह दोनो धारे यानी निरजन और आद्या यानी जोत इस 
मुकाम पर आई, तब वह तह अलेहदा की गई और वह 
गुबार यानी परमाणु स्वरूप होकर फैली और इन तीनों 
की मिलोनी से निहायत सूक्ष्म धारें तीन गुन सत, रज, 
तम की त्रिकुटी से अरूप प्रकट हुई और सहसदकेवल 
के स्थान से जो त्रिकुटी के नीचे है, यह घारे स्वरूपवान 
प्रकट हुई और पाँच तत्व भी प्रकट हुए और यह तत्व 
और गुन माया के मसाले के बड़े अंश हैं।। 

९ - अब मालूम होवे कि त्रिकुटी को ब्रह्म पद 


| २७] पला भागा [१९७ | भाग 


कहते हैं ओर सहसदलकेँवल के धनी यानी मालिक को 
ईश्वर कहते हैं और इस स्थान से सुरत यानी जीव की 
धार और मन और माया की धार जुदा जुदा प्रकट 
होकर नीचे उतरी और तीन लोक की रचना हुई। जिन 
मतों की रसाई यहाँ तक हुई (और असल में सब मत 
इसी स्थान तक खतम हो गये) उन को इसके ऊपर 
का हाल मालूम न हुआ। इस वास्ते उन्होने ईश्वर और 
जीव और माया (यानी परमाणु) को अनादि कहा। पर 
संत मत के मुवाफिक माया और उसके परमाणु की 
आदि त्रिकुटी से हुई और सुरत सत्तपुरुष राधास्वामी 
के स्थान से आई और ईश्वर भी यानी निरंजन सत्तपुरुष 
से प्रकट हुआ। फिर यह सब किस तरह अनादि हो 
सकते हैं? क्योंकि सत्तलोक और उसके ऊपर के 
स्थानों में इनका वजूद और निशान भी नही है।। 


१० - सुरत का बीजा आद्या की मारफत एक ही 
बार सत्तलोक से आया। अब बार बार सुरते वहाँ से 
नहीं आती हैं।। 

११ - निरंजन यानी काल अस भी एक ही दफा 
वहाँ से आया, अब वह उलट कर वहाँ नही जा सकता 


है। | 


१२ - सतों के मत के मुवाफिक प्रलय के वक्त में 
त्रिकुटी का स्थान भी सिमट जावेगा और उस वक्त 
ईश्वर और जीव यानी सुरत और माया (मय अपने 
मसाले तीन गुन और पाँच तत्व के) दसवें द्वार में समा 
जावेंगी और उनका रूप जो उस मुकाम के नीचे 
जाहिर हुआ है, अपने अपने भडार मे लय हो जावेगा।। 


ग न नॉ न न सेंड 


| १९८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


बचन अड्ार्ईसर्वो 
रचना का वर्णन कि आदि मे कैसे इई 


१ - आदि में जब किसी किस्म की रचना नही हुई 
शी, तब अनामी पुरुष था और उसका स्वरूप अडाकार 
था। स्वरूप के कहने से कोई आकारी रूप नहीं 
समझना चाहिये। यह स्वरूप अपार अनंत अकह अनादि 
और अरूप था । एक हिस्सा ऊपर का निर्मल यानी 
जूरानी या प्रकाशवान था और बाकी नीचे की तरफ 
दरजे-ब-दरजे तहों या गिलाफों से ढका हुआ था, इस 
तौर से जहाँ कि लह या गिलाफ शुरू हुआ वहाँ से जिस 
कदर प्रकाशवान हिस्से से दूरी होती गई, उसी कदर 
नीचे की तह या गिलाफ भारी या मोटी होती गई । इस 
हालत में यह तह या गिलाफ कोई दूसरी चीज़ नहीं 
समझी जा सकती है। उसकी कैफियत ऐसी थी जैसे 
दूध के ऊपर मलाई । हरचद मलाई दूसरी चीज़ नही 
है, मगर वह दूध नही हो सकती, पर उसका गिलाफ 
या खोल होकर रहती है और फिर उस मलाई में भी 
दरजे होते हैं, जैसे निहायत बारीक और बारीक और 
फिर मोटी और ज्यादा मोटी वगैरा | | 


२ - जिस वक्त कि अनामी पुरुष का यह स्वरूप 
था, उस वक्त जो अग उसका कि नूरानी हिस्से से 
नीचे निहायल बारीक तह से ढका हुआ था, उसकी 
कशिश जूरानी हिस्से की तरफ जारी थी। जैसे जब 
किसी बर्तन में घी भर कर ऊपर का हिस्सा उसका 
रोशन कर दिया जावे तो उसके नीचे के घी की दौड़ 
रोशन घी की तरफ होती है ओर उस नीचे के हिस्से के 


2 


| २८]... पफला भागा. [१९९ | भाग 


घी की तह या गिलाफ धुंआ रूप होकर जुदा हो जाती 
है, ऐसे ही जो नीचे का हिस्सा कि रोशन और प्रकाशवान 
हिस्से से मिला, उसी वक्त उसकी लह जुदा होकर 
नीचे की तरफ गिर गई और वह हिस्सा भी रोशन 
हिस्से से मिल कर रोशन हो गया। फिर उस रोशन 
हिस्से से मोज यानी धार प्रकट हुई और नीचे उतर कर 
किसी कदर फासले पर ठहरी और वहाँ उसने उस 
देश के चैतन्य से तह या गिलाफ को अलेहदा करके 
नीचे की तरफ गिरा दिया और जो रोशन रूप बरामद” 
हुआ, उसको अपने रूप में मिला लिया और फिर 
उसका मंडल बढ़ता गया और सब तरफ से गिलाफ 
वाला चैतन्य रोशन चैतन्य की तरफ खिच कर और 
उससे मिल कर रोशन होता गया और इसी तरह उस 
मंडल में फिर कार्रवाई रचना की जारी हुई और जो 
गिलाफ कि ऊपर से उत्तर कर नीचे गिरा था, उसके 
मसाले से उस रचना की रूहों की देह बनाई गई। जब 
उस मंडल की सब रचना हो गई और उस पर कुछ 
अरसा गुज़र गया, तब उस मुकाम से पहिले दस्तूर के 
मुवाफिक नई धार या मोज प्रकट हुई और इसी तरह 
नीचे उत्तर कर किसी कदर फासिले पर ठहरी और 
वहाँ के गिलाफदार चेलन्य की तह को हटा कर नीचे 
गिराया और नूरानी स्वरूप जो बरामद हुआ, उसको 
अपने से मिला कर ब-दस्लूर मडल बाँधा और रचना 
करी यानी ऊपर से उतरे हुए गिलाफ या तह का जो 
मसाला था, उससे, इस मडल की रूहो की देह तैयार 
करी और यही देह उनका गिलाफ होती गई । यह दोनों 


| २००] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


मंडल अगम लोक और अलख लोक कहलाते हैं और 
इनके मालिक अगम पुरुष और अलख पुरुष हैं। । 


३ - इसी तरह से अलख लोक से धार उतर कर 
नीचे आई और सत्तपुरुष रूप होकर सत्तलोक रचा ओर 
फिर उस लोक मे रचना करी। यह तीनो मुकाम और 
उनकी रचना उस हिस्से अनामी पुरुष में रची गई कि 
जो सदा प्रकाशवान और निरमल चेलन्य के करीब नीचे 
था और जहाँ की लह बहुत बारीक थी, जेसे कि संगलरे 
की फॉक के जीरे का गिलाफ होता हे और वह तह या 
गिलाफ और उसका मसाला भी ऐन नूरानी और चैतन्य 
स्वरूप था यानी अनामी पुरुष के नूरानी अंग के स्वरूप 
मे ओर उस तह के रूप मे बहुत कम भेद या फरक था 
यानी वह भी वहाँ के नूरानी चैतन्य के मुवाफिक नूरानी 
शी और इसी सबब से उस चैतन्य का गिलाफ होकर 
रही और जब रूहों की जुदा जुदा रचना हुई तब उसी 
तह या गिलाफ के मसाले से उन रूहो की चैतन्य यानी 
रूहानी खोल या देह तैयार हुई ।। 


४ - सत्तलोक के नीचे जो गिलाफदार चैतन्य था, 
वह किसी कदर काले रग का था। जब उसकी कशिश 
सत्तलोक की तरफ हुई तो उसका गिलाफ दूर होकर 
नीचे को गिराया गया; पर वह काबिल इसके नथा कि 
सत्तलोक के चैतन्य के साथ तद्रूप हो जावे। इस 
वास्ते वह सत्तलोक के नीचे के अग से किसी कदर 
श्याम रंग, नूरानी धार रूप होकर प्रकट हुई और वह 
धार नीचे की तरफ दिन दिन बढ़ती गई और किसी 
कदर फासिले पर सत्तपुरुष के सन्मुख ठहरी। इसी 
धार का नाम निरंजन और काल पुरुष है। इसी ने कुछ 


2 


| २८]... पफला भागा [२०१ | भाग 


अरसे के बाद सत्तपुरुष से दरख्वास्त की कि मुझको 
हुक्म और इस्त्रतियार सत्तलोक के मुवाफिक रचना करने 
का मिले और वहाँ मैं तुम्हारा ध्यान करता रहूँ, सो 
उसकी ऐसी ख्वाहिश देख कर सत्तपुरुष ने इजाज़त 
दी कि नीचे के देश में जाकर रचना करे।। 


५ - तब यह निरंजन की धार उत्तर कर नीचे आई 
और चाहा कि रचना करे, पर इसकी ताकत ऐसी न थी 
कि तनहा (अकेला) कार्रवाई कर सके। फिर इसने 
सत्तपुरुष के चरनों में अर्ज हाल किया। तब वहाँ से 
दूसरी धार पीले रंग की जो कि ऐन चैतन्य थी और 
सुरत यानी रूहों का बीज उसमें मौजूद था, नीचे 
उतारी गई। इसका नाम आद्या या जोत हुआ।। 


६ - जिस स्थान पर यह दोनों धारें आकर पहिले 
ठहरी, उसका नाम सुन्न यानी दसवोँ द्वार है। वहाँ पर 
इनका नाम पुरुष और प्रकृति हुआ और यही स्थान 
निरमल सुरत का प्रथम ठेका है।। 


७ - फिर यह दोनों धारें उतर कर नीचे के मुकाम 
पर जिसको त्रिकुटी कहते हैं, ठहरी और वहाँ इनका 
नाम माया और ब्रह्मा हुआ, क्योंकि दसवे द्वार के नीचे 
के चैतन्य पर गिलाफ किसी कदर मोटा यानी दूना था, 
एक तह या गिलाफ पहिली तह के मुवाफिक और 
दूसरा ज्यादा स्थूल, और जब तह या गिलाफ अलेहदा 
किया गया और ऊपर से दोनो घारें उतरी, तब इस 
गिलाफ का मेल करके उनका नाम ब्रह्म और माया 
हुआ और इन दोनों की मिलोनी से तीन धारें अति 
सूक्ष्म गुप्त यहाँ से जारी हुईं। यहाँ माया का रूप भी 


4 


| २०२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


चैतन्य और लतीफ और निरंजन का रूप भी चैतन्य 
और लतीफ यानी सूक्ष्म है।। 

८ - फिर मुकाम त्रिकुटी से दोनों घारें उतर कर 
सहस दल केवल मे आकर ठहरी और यहाँ इनका नाम 
जोल निरंजन और शिव शक्ति हुआ। ब्रह्मांड में ब्रह्म 
सृष्टि की रचना इन्होंने करी। यहाँ पर निरंजन जोत 
का स्वरूप जुदा २ प्रकट हुआ और यह दोनों चैतन्य 
और निहायत लतीफ यानी सूक्ष्म स्वरूप हैं। इस मुकाम 
से तीनों गुनों की धारे यानी सत, रज, तम जिनको 
ब्रह्मा, विष्णु, और महेश कहते हैं और पाँच तत्व सूक्ष्म 
यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, और आकाश जाहिर 
हुए। इन आठो से मिल कर चैतन्य पुरुष और माया ने 
तीन लोक की रचना करी यानी देवता, असुर और चार 
खान के जीव (जेरज, अडज, सेदज और उषमज) 
जिसमे मनुष्य, चौपाये, परिन्द और कीड़े मकोड़े और 
अनेक किस्म के दरख्त और बनस्पति और खाने 
शामिल हैं, पैदा किये और सूरज और चाँद और जमीन 
और आसमान रचे गये।। 


९ - अब समझना चाहिये कि सहसदलकेवल के 
नीचे प्रकट कार्रवाई तीन धारो की है। 


पहली चैतन्य धार जो सत्तपुरुष राधास्वामी की 
अंश है और यहाँ अनेक जिस्मों में जीव चैतन्य या सुरत 
कहलाती है और कार-फरमा यानी कर्ता यही है। 


दूसरी निरंजन यानी काल पुरुष की धार जो मन 
रूप होकर हर एक जिस्म मे सुरत की ताकत से 
कार्रवाई करती है। 


| २८]... पला भागा. [२०३ | भाग 


तीसरी माया की धार जो देह और इन्द्रिय रूप 
होकर सुरत और मन का गिलाफ हो रही है। नीचे के 
देश में माया की तह या गिलाफ और उसका मसाला 
(जो तीन गुण और पाँच तत्व में) स्थूल और ज़्यादा 
स्थल यानी मलीन से मलीन होती गई और इसी सबब 
से इन देशो मे रचना भी निहायत स्थूल और मलीन 
हे। | 


१० - ऊपर के बयान से मालूम होगा कि ब्रह्मा और 
माया यानी ब्रह्माडी मन और उसकी शक्ति जिसको 
ख़ुदा और परमेश्वर और सिफल यानी माया कहते हैं, 
सत्तलोक के नीचे से पैदा हुई ओर इन्ही के अक्स नीचे 
के देश यानी पिंड मे मन और इच्छा कहलाये और यह 
दोनों पिंड देश में सुरत चैतन्य की शक्ति से जो 


सत्तपुरुष की निज अंश हैं, चेतन्य हैं और अपनी २ 
कार्रवाई करते हैं । । 

११ - मालूम होवे कि पहला गिलाफ या तह जो 
चैलन्य पर सत्तलोक के नीचे चढ़ा हुआ था, वह निरंजन 
रूप हुआ और उसका रुख या मुख बाहर की तरफ है 
और हमेशा चैतन्य का गिलाफ रहता है। त्रिकुटी में 
इसका नाम ब्रह्मांडी मन है और इसी तह से 
सहसदलकेवल के नीचे से मन पैदा हुआ, जिसका 
रुख भी ब-दस्लूर बाहर की तरफ है और इस लोक 
यानी पिंड की रचना में सुरत चैतन्य का गिलाफ हो 
रहा है। दूसरी तह जो चैतन्य पर दसवें द्वार के नीचे 
चढ़ी हुई थी, वह चैतन्य माया हुई और ब्रह्म सृष्टि की 
रूहौ की देह का मसाला उस ही से निकला और इसी 
तरह सहसदलकँवल के नीचे जीवों की देह का मसाला 


| २०४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 
वहाँ की माया से पैदा हुआ और ऐसे ही जिस कदर 
नीचे से नीचे रचना होती गई, पहली और दूसरी तह 
मोटी होती गई और उसमे दरजे हो गये यानी मन और 
माया का मसाला स्थूल से स्थूल और मलीन से मलीन 
होता गया । | 


बचन उन्तीसवों 


राधास्वामी मत क्या हे ओर उसके अभ्यास 
सुरत शाब्द मार्ग का फल क्या है 


१ - राधास्वामी मत सच्चे कुल्ल मालिक और 
उसके निज धाम का भेद समझा कर सुरत को अपने 
सच्चे मालिक और निज माता पिता के चरनों में जहाँ 
से यह आदि में उतर कर आई, पहुँचने का रास्ता 
बताता है और जुगत उस रास्ते पर चलने की उपदेश 
करता है।। 


२ - यह सुरत अपने धाम से जुदा होकर तिरलोकी 
मे माया और काल के जाल में फेस कर और पिंड के 
बदीखाने मे कैद होकर और मन और इन्द्रिय और 
उनके भोगो के सग लिपट कर इस लोक मे सब तरह 
के दुख सुख और संताप सह रही है। इस वास्ते 
राधास्वामी मत, इसके दुख हमेशा को दूर करने के 
लिये, सच्चे मालिक राधास्वामी दयाल की सर्व समरत्थता 
और मेहर और दया की महिमा सुना कर चरन सरन 
दूढ़ कराता है, जिसके सबब से चलने वाली सुरत को 
उस रास्ते के तै करने में बहुत आसानी होती है और 


| २९] पहलाभाग [२०५ | भाग 


चाल सुखाली चलती है और दया और मेहर संग रहती 
है और काल और माया के विघ्न सहज में दूर होते हैं। 
यह मत कुदरती है यानी सच्चे मालिक के मिलने का 
सच्चा रास्ता कुदरत के कायदे के मुवाफिक समझाया 
जाता है यानी जैसे कि आदि में जब प्रथम सुरत के 
उतार के साथ रचना शुरू हुई उसी तरह और उसी 
रास्ते से सुरत का उलटाव यानी चढ़ाई की जुगल 
बलाई गई है और यह हाल हर एक जीव का मरने के 
वक्त होता है कि उसकी रूह की धार का खिचाव पैरों 
की उँगलियों से शुरू होकर आँखों की पुतली के 
खिचाव तक आँख से नजर आता हे और इसी खिचाव 
के साथ ताकत देह और इन्द्रियों की घटती और 
खिचती हुई मालूम होती है। इसी तरह से अभ्यास के 
वक्त सुरत शाब्द मार्ग के अभ्यासी की सुरत और मन 
का उलटाव और खिचाव ऊपर की तरफ स्वतन्त्रता के 
साथ होता जावेगा और जो अभ्यास दुरुस्ती से शोक के 
साथ बनता चला गया तो एक दिन वह अभ्यासी मौत 
के मुकाम पर पहुँच कर उस को जीत लेगा और जिस 
किसी से इस कदर अभ्यास न बना तो भी वह बहुत 
दूर तक अपना रास्ता अखीर वक्‍त पर चलने का साफ 
करके बहुत से दुख सुख ससारी और तकलीफ मौत से 
अपना बचाव कर सकता है।। 


३ - यह रास्ता और जुगत किसी आदमी की बनाई 
हुई या निकाली हुई नहीं है। इसका उपदेश और भेद 
सच्चे मालिक ने आप सत सतगुरु रूप धार कर जीवों 
पर अति दया करके प्रकट किया।। 


| २०६]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 

४ - जो कोई इस मत मे शामिल हुआ और सुरत 
शब्द का उपदेश लेकर उसके अभ्यास में लगा, तो 
उसको सत्तपुरुष राधास्वामी दयाल का दामन या चरन 
पकड़ा दिया गया, क्योंकि धुर मुकाम से शब्द की धार 
हर एक रास्ते के मुकाम से होकर बराबर नीचे तक 
जहाँ कि पिंड में सुरत की बैठक है और जहाँ बैठ कर 
यह सुरत देह और ससार के साथ कार्रवाई करती है, 
जारी है और जिसको उस धार का और उन घुनो यानी 
आवाज का जो उन धारो के साथ हो रही हैं, भेद 
मिला और मन और सुरत को उस धुन के सग लगा 
कर चढ़ाने की जुगात बलाई गई, तो उस सुरत को 
धुन के वसीले से सच्चे मालिक के चरन के साथ मेल 
करने और उसको पकड़ कर चढ़ने का कायदा मालूम 
हो गया और वह उसी दस्तूर के मुवाफिक जब चाहे 
जब चरन के साथ लिपट कर उसका रस और आनन्द 
ले सकती है और उसी धार को पकड़ कर आहिस्ता २ 
अभ्यास करके घुर मुकाम तक पहुँच सकती है।। 


५ - ऊपर के लिखे हुए से साफ मालूम होगा कि 
राधास्वामी मत का मतलब यह है कि सुरत को दुख 
सुख और जनम मरन के स्थान से हटा कर, उसके 
निज घर में जो महा सुख और परम आनन्द का भडार 
है, पहुँचाना। यानी पिंड और ब्रह्मांड से जो कि काल 
और माया का देश है, निकाल कर संतों के दयाल देश 
यानी निर्मल चैतन्य देश में पहँचाना, ताकि काल कलेश 
से बच कर दयाल देश में सदा का आनन्द यानी अमर 
सुख पावे और आप भी अमर हो जावे।। 


| २९] पहलाभाग (२०७ | भाग 
६ - बर-खिलाफ इसके, और मतो का जो दुनिया 
में जारी हैं, यह हाल है कि जीवो को इसी देश के ऊँचे 
नीचे और मध्य स्थान में रख कर कभी सुख और कभी 
दुख के चक्कर मे डाले रक्खे और जनम मरन की फॉसी 
काटी न जावे, बल्कि उनको पूरा भेद रचना का और 
पता सच्चे मालिक और उसके सच्चे देश का मालूम भी 
नही हुआ। इसी सबब से वे काल और माया देश के 
पार का हाल नही बयान करते और न उसके पार जाने 
की जुगल समझाते और बताते हैं। इसका हाल इस 
दृष्टांत से जो नीचे लिखा जाता है, साफ २ मालूम 
होवेगा | 


७ - जैसे पानी असल में गेस रूप था और फिर 
हवा रूप और बादल रूप और बुखार रुप से पानी रूप 
होकर बरसा और फिर जमकर बर्फ रूप होकर जड़ 
यानी बे-हिस्स और हरकत हो गया और जब उसको 
गमी पहुँचाई गई, तब फिर पानी रूप और बुखार यानी 
भाप रूप और बादल रूप और हवा रूप होकर फिर 
गैस-रुप होकर गुप्त हो गया और ऊँचे से ऊँचे देश में 
जहा उस का पहले बासा था, जाकर ठहरा | | 


८ - अब समझना चाहिए कि सत सतगुरू का मत 
यानी राधास्वामी मत बर्फ रूप को उस के असली घर 
में पहुँचा कर गेस रूप बनाने की जुगल बताता है कि 
जिस से वह तोड़ फोड़ और ख़ुश्की और गरमी और 
पाकी और ना-पाकी और इस्तिहालह यानी जनम मरन 
की हालत से छूट कर अपने असली रूप मे जो एक 
रस और एक हालत मे कायम रहता हे, मिल जावे और 
तकलीफात से नजात पावे और इम्तिहाला उस को 


| २०८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


कहते हैं कि कभी कोई और कभी कोई हालत या रूप 
बदलना और यही मतलब जनम मरन से है कि एक 
देह या रूप से दूसरी देह या रूप में बदल जाना।। 


९ - और और मल बर्फ या पानी रूप को इसी 
जगह के रूप या निशानों में या पोथी और किताबो में 
जिसमे असली हाल निज रूप और निज घर का और 
उस की प्राप्ति और वहाँ पहुँचने की जुगल का जिकर 
भी नहीं है, अटकाते हैं और इसी जगह सफाई रखने 
या कुछ दिन आराम हासिल करने की तरकीब बयान 
करते हैं, पर उस लरकीब से, चाहे जिस कदर कोई 
करे, सच्ची और पूरी सफाई और दुखो से बचाव यानी 
पूरा आराम हासिल नहीं हो सकता है और न वह 
तरकीब जैसी चाहिये किसी से बन पड़ती हे। इसी से 
सब जीव बहुत करके लाचार और खाली नज़र आते हैं 
और न अपने निज घर और निज रूप का भेद जानते 
हैं और न उस की प्राप्ति की जुगल की खबर है।। 


१० - कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल ने दया 
करके सब भेद और जुगत साफ साफ करके समझाई 
और बानी मे बयान करी है। अब जीवों को इखि्तियार 
है कि चाहे उन के बचन को विचार करके मानें या 
नही ।। 


११ - राधास्वामी मत मे जब्र और जबरदस्ती नहीं 
है और न किसी को लालच या डर दिखाया जाता है। 
अलबत्ता बचन और बानी करके भेद सुनाया और 
समझाया जाता है। जो बड़भागी हैं, वे मानते हैं और 
अपने जीते जी उस का फल देखते हैं यानी दुनिया में 


2 


| ३०]... पला भागा [२०९ | भाग 
भी उस के दुख सुख से बहुत कुछ बचे रहते हैं और 
अंत समय पर सुखाले जाते हैं।। 

१२ - और जो नहीं मानते उन को इस दुनिया और 
देह का भी दुख सुख बहुत व्यापता है और अंत समय 
पर इधर से अंधे ओर बेहोश होकर जाते हैं और अंतर 
में तरह तरह की तकलीफें रास्ते में सहते हैं।। 

१३ - पर इस में भी मौज है। जिन का भाग जल्द 
उद्धार का है, वे बचनों को सुन कर जल्द समझते और 
मानते हैं और जिन के उद्धार में अभी देरी है, वे बचनों 
को उछाल देते हैं और नहीं मानते ।। 


बचन तीसरवो 


सुरत को भी अहार और रस देना चाहिए 
जैसे तन मन और इच्द्रियों को 
दिया जाता है 


१ - सब आदमी खाना पीना अच्छा चाहते और 
खाते हैं, जिस से उन की देह की और उस के साथ 
मन और इन्द्रियो की ताकत बढ़ती है और जो खाना न 
मिले तो तमाम देह और उसके अंगों में ना-ताकती और 
जोफ आ जाता है और फिर जो काम कि उन से लिये 
जाते हैं, उन की कार्रवाई दुरुस्त नही होती ।। 

२ - जो कुछ कि आदमी खाता और पीता है, उस 
का खुलासा ख़ून के वसीले से तमाम बदन और अग 
अंग में पहुँच कर और उस का अहार हो कर उस को 


4 


| २१०]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


ताकत देता है और इसी तरह ताजा हवा खाने और 
बागा और फुलवारी के देखने और राग और बाजे के 
सुनने से दिल और इन्द्रियो को ताकत और फरहत* 
हासिल होती है।। 


३ - सिवाय खाने और पीने और देखने और सुनने 
और सूँघने की चीजों के हर एक आदमी सूक्ष्म तत्व 
और तीन गुन और रोशनी और बिजली वगैरा से भी 
कुछ मदद वास्ते परवरिश और ताकत और सेहत? 
अपने बदन के लेता है, पर इन सब चीजों से सुरत को 
अहार और ताकत बहुत कम बल्कि कुछ नही मिलती । 
वह जिस कदर मुमकिन है, अपने मडल के चिदाकाश 
से मामूली मदद और ताकत लेती है, जैसे कि आदमी 
की देह इस मडल के आकाश से मदद और ताकत 
लेती है। । 


४ - सुरत यानी रूह को बढ़का अहार और गहरी 
ख़ुशी और ताकत और ताज़गी देने वाली मदद जब 
मिल सकती है कि कोई आदमी सुरत शब्द अभ्यास के 
वसीले से उसको ऊपर को चढ़ावे और जो धार अमृत 
की ऊंचे देश से आती है, उसके साथ सुरत की धार 
का मेल अभ्यास के वसीले से किया जावे।। 


५ - जब ऐसी ताकत और ख़ुशी अतर मे सुरत को 
ऊँचे चढ़ कर हासिल होती है, तब वह अपने भागो को 
सराहती है और गुरु की महिमा, जिनकी दया से वह 
सुरत शाब्द के अभ्यास में लग कर इस आनन्द और 
सरूर को पाती है, बारम्बार गाती है और निहायत 
दरजे की अहसानमदी उनकी जाहिर करती है।। 


(  १-खुशी।२-आराम। | - खुशी। २ - आराम। 


| ३०]... पला भागा [२११ | भाग 

६ - इस हालत अभ्यास में सुरत को साफ मालूम 
होता है कि जो आनन्द उसको शब्द की धार से (जो 
कि अमृत और प्रकाश की धार है) मिल कर हासिल 
होता है, वैसा रस या आनन्द इस लोक में बिलकुल 
नहीं है और ज्यों ज्यों अभ्यास बढ़ता जाता है यानी 
जिस कदर सुरत ऊँचे को चढ़ती जाती है उसी कदर 
वह आनद दिन २ बढ़ता जाता है और अभ्यासी की 
हालत बदलती जाती है, यहाँ तक कि उसको इस 
दुनिया के भोग बिलास और राज पाट और हुकूमत 
कुछ भी नहीं सुहाते हैं और कुल्ल मालिक सत्तपुरुष 
राधास्वामी दयाल के चरनों में प्रीति और प्रतीत गहरी 
और ज्यादा से ज़्यादा होती जाती है और दुख सुख, 
देह और दुनिया के, उसको मालिक की दया से और 
अलर के आनन्द हासिल होने से बहुत कम व्यापते हैं 
और जो ज्यादा ऊँचे दरजे तक पहुँच हो जावे तो 
बिलकुल नहीं व्यापते ।। 

७ - सिवाय ऊपर के लिखे हुए फायदे के सुरत 
शब्द मार्ग के अभ्यासी को बीमारी और मौत के वक्त 
तकलीफ कम होती हे क्योकि जिस रास्ते हो कर मरने 
के वक्त सुरत जाती है, वह उस रास्ते को जीते जी 
किसी कदर देख लेता है और वहाँ की कैफियत उसको 
सब मालूम हो जाती है। फिर मरने के वक्त उस रास्ते 
पर बहुत सुख और आनद के साथ जाता है और अपने 
मालिक की कुदरत और दया को देख कर बहुत मगन 
होकर अपनी बड़भागता को सराहता है।। 


८ - सब आदसमियों को चाहे मर्द होवें या औरत, 
मुनासिब मालूम होता है कि जैसे अपने तन मन और 


| २१२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


इन्द्रियो को अहार और ताकत देने के लिये रात दिन 
मेहनत करते हैं, तो थोड़ा बहुत अपनी सुरत को भी 
ताकत और अहार देने के वास्ते जरूर जलन करें, नहीं 
तो सख्त और भारी तकलीफ होगी और मौत के वक्त 
उनको बहुत दुख सहना पड़ेगा और उस वक्त का 
पछतावा कुछ फायदा नही देवेगा।। 

९ - जो बीस २ या बाईस २ घटे दुनिया के कामों 
मे खर्च करें तो लाजिम हे कि दो या तीन या चार घटे 
अपनी सुरत के फायदे के वास्ते जो कि तन मन और 
इन्द्रियो की चेतन्य करने वाली है, जरूर खर्च करें। जो 
वे यह काम सचौटी से करेंगे तो इसका फायदा थोडे 
दिन के अभ्यास से उनको आप दीखने लगेगा और 
सच्चे मालिक की अपने अतर में मौजूदगी और उसकी 
दया की भी खबर पड़ेगी और तब उसकी सच्ची प्रतीत 
और प्रीति चरनो मे आवेगी और फिर आहिस्ता २ अपने 
सच्चे उद्धार का सबूत अपने अतर में मिल जावेगा ।। 


१० - यह काम सब को करना जरूर मालूम होता 
है और जो कोई थोड़ा सा भी अभ्यास सुरत शब्द मार्ग 
का जीते जी कर लेगा तो भी वह चौरासी से बचा कर 
ऊंचे देश में पहुँचाया जावेगा और जो दुनिया के भोग 
बिलास मै अटक कर इस अभ्यास को नही मानेगा और 
नहीं करेगा तो वह अपने कर्मो के मुवाफिक ऊँची नीची 
जोन में जावेगा और जमदूतो के हाथ से बहुत दुख 
पावेगा और जन्म मरन की तकलीफ हमेशा सहला 
रहेगा । | 


| ३१]... पला भागा [ २१३ | भाग 
बचन इकतीसवाँ 


सुरत शब्द मार्ग के अभ्यास से मन और 
इन्द्रियों का काबू में आना 


१ - सब महात्माओ और सब मतों के आचार्यो ने 
ऐसा कहा है कि जब तक मन और इन्द्रिय काबू में नहीं 
आवेंगे, तब तक तत्व पद का ज्ञान यानी सिद्धान्त पद 
की प्राप्ति नहीं होगी।। 


२ - और मन और बासना यानी ससारी चाह के 
अभाव या नाश करने के लिये अनेक जुक्तियाँ हर एक 
ने लिखी हैं पर उनमें से कोई भी जुक्ति ऐसी नही है कि 
जिसका अभ्यास बे-खतरे और बे-खौफ गृहस्थी और 
विरक्त जीव बराबर कर सके और जीते जी उसका 
फल भी अपनी आँख से देखें । | 

३ - प्राणायाम के अभ्यास को अकसर लोगों ने सब 
जुक्तियो और अभ्यासो से बढ़कर रक्खा है और कहा है 
कि इससे मन और इन्द्रिय बस में आ सकती हैं। यह 
बात तो सही हे, पर इस अभ्यास की कमाई यानी प्राणो 
का रोकना किसी से दुरुस्ती के साथ नहीं बन सकता 
है और खतरे और बीमारी के सबब से किसी की 
जुरअत” और ताकत इस अभ्यास के करने की नहीं 
होती और इस समय मे खास करके प्राणायाम की 
जुगत किसी गृहस्थी या भेष से नहीं बन सकती है।। 


४ - इस वास्ते ऐसी हालत जगत की देख कर 
कुल्ल मालिक सत्तपुरुष राधास्वामी दयाल ने संत 
सलगुरु रूप धार करके सुरत शाब्द मार्ग की आसान 


| २१४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | 
जुक्ति प्रकट की कि जिसका कुल जीव गृहस्थ होवें या 
विरक्त अथवा औरत होवें या मर्द, कुल्ल मालिक 
राघास्वामी दयाल की सरन लेकर अभ्यास करके सत्तलोक 
यानी दयाल देश में पहुँच सकते है और जनम मरन की 
कैद से बच कर और देह और ससार के दुख और 
सुखो से न्यारे होकर अमर देश में परम आनन्द को, 
जिसका कभी अभाव या नाश नहीं हो सकता है, प्राप्त 
हो सकते हैं। । 


५ - वह जुक्ति सुरत शब्द की यह है कि अपनी 
सुरत यानी रूह की तवज्जह को अपने घट में जहाँ 
शाब्द की धुन हर दम हो रही है, उस आवाज़ का पता 
और भेद लेकर लगाना और उसकी धुन को सुन कर 
छॉट करना और जो शब्द कि सत सतगुरु ने हर एक 


स्थान, रास्ते के ताल्लुक, समझाये हैं, उसी मुवाफिक 
धुन को पकड़ के सुरत और मन को ऊपर को चढ़ाना 
और इसी तरह रास्ते के मुकामो को तै करके घुर 
मुकाम पर जो कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल का 
स्थान है, पहुँच कर वहीं विश्राम करना। | 


६ - जिस कदर इस अभ्यास की कमाई राधास्वामी 
दयाल की दया से बनती जावेगी, उसी कदर मन और 
सुरत सिमट कर आकाश की तरफ पिड में और फिर 
उसके परे ब्रह्मांड में और फिर उसके भी परे दयाल 
देश यानी सत्तपुरुष राधास्वामी देश में चढ़ कर पहुंचते 
जावेंगे और देह और इन्द्रिय और मन और ससार की 
सुध बुध दिन दिन बिसरती जावेगी । । 


७ - जिस किसी से एक दरजे की भी कमाई किसी 
कदर बन पड़ेगी, वह मुताबिक अपनी सुरत की चढ़ाई 


| ३१]... पला भागा [२१५ | भाग 


के तन मन और इन्द्रियों को किसी कदर बस मे 
लावेगा और उसी कदर उसको अलर में मालिक का 
दर्शन प्राप्त होता जावेगा यानी पहले दरजे में आत्मा 
और परमात्मा का ओर दूसरे दरजे यानी ब्रह्मांड मे ब्रह्म 
और पार-ब्रह्म का जो कि तिरलोकी का नाथ है, और 
तीसरे दरजे में सत्तपुरुष राधास्वामी दयाल का, जो कि 
कुल्ल मालिक और सर्व समर्थ हैं, दर्शन पावेगा।। 


८ - “परम तत्व” नाम सत्त शब्द का है जो कि 
आदि में सत्तपुरुष राधास्वामी दयाल के चरनो से प्रकट 
हुआ और कुल्ल रचना जिसकी चैतन्यता से पैदा हुई 
और “तत्व” नाम अनहद शब्द का है, जो ब्रह्म स्थान 
से जाहिर हुआ और जिसकी चैतन्यता से तीन लोक 
की रचना कायम है।। 


९ - इसी तौर से सुरत शब्द का अभ्यासी तत्व 
और परम तत्व को प्राप्त होकर, अपने जीव का सच्चा 
कल्याण यानी पूरा कारज कर सकता है।। 


१० - यहाँ यह बात बयान करना जरूर है कि जब 
कि सुरत शब्द मार्गी अपने अभ्यास के बल से सुरत 
चैतन्य को जब चाहे, शब्द चेलन्य की धार से मिला कर 
ऊपर को चढ़ा सकता है और उस वक्‍त तन मन और 
इन्द्रिय किसी कदर या बिल्कुल उसके काबू में आ 
सकते हैं, तो उसको इखितियार हासिल हो जावेगा कि 
जब चाहे, जिस कदर ताकत मुनासिब जाने, उनको 
देकर काम लेवे या किसी वक्त बिल्कुल उन से काम 
न लेवे।। 


११ - पर इसके साथ यह भी जरूर होगा कि वह 
बाहर और अंतर गहरा सलसग करके अपने मन और 


| २१६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


इन्द्रियो की कोई दिन सतगुरु या साध का सग करके 
अच्छी तरह गढ़त करावे कि उनमे कोई वासना इस 
लोक और परलोक के भोगों की बाकी न रहे, तब काम 
पूरा होगा । और यह बात आहिस्ता आहिस्ता सलसग 
और अभ्यास करके दुरुस्त बन आवेगी, जल्दी का 
काम नहीं है, क्योंकि जो मन और इन्द्रियों की गढ़त 
और सफाई नहीं होगी तो वे आकाश के परे नहीं चढ़ 
सकेंगे और अभ्यास मे हमेशा अनेक तरह की तरगें 
उठा कर खलल डालते रहेंगे।। 


बचन बत्तीसर्वो 


मन का प्रबल झुकाव ससार की तरफ 


और उसकी तरगो के रोकने की जुगल 

१ - मन का स्वाभाविक झुकाव इन्द्रियों के द्वारे 
ससार और उसके भोग बिलास की तरफ हे और जिस 
कदर माया के पदार्थ और सामान तरह तरह के हैं ओर 
हमेशा नये नये किस्म के मौजूद होते जाते हैं, वह भी 
सब इन्द्रियों को और उनके साथ मन की धार को 
अपनी तरफ खचते हैं। इस सबब से मन और इन्द्रिया 
हमेशा चंचल रहती हैं।। 


२ - जब कि आदमी पैदा होता है, उस वक्त से 
बराबर माया के पदार्थ और अपने प्यारे और रिश्तेदार 
लोग नजर में आते हैं और संसारी बातें सुनने और 
समझने का दिन दिन अभ्यास बढ़ता जाता है और 
इन्द्रियों के भोगों का रस मिलता जाता है और उन्हीं 


| ३२]... पला भागा [२१७ | भाग 


की चाह जेसे कि उमर और समझ बढ़ती जाती है, 
आदमी के मन में पैदा होती जाती है और उसके पूरा 
करने के वास्ते जतन सीखता है और करता है और 
संसार ही के ख्यालात दिल में भरते जाते हैं और नये 
नये भी पैदा होते जाते हैं।। 


३ - इस तोर से सब आदमी संसार ही के कारोबार 
में अटके रहते हैं और उसके सामान की प्राप्ति के लिये 
अनेक तरह के जतन और मेहनत करते हैं और जब 
वह सामान हासिल होता है, तब अपनी मेहनत की 
कामयाबी पर ख़ुश होकर अपने तईं बड़ा आदमी और 
भाग्यवान समझते हैं और हिर्स और तृष्णा बढ़ा कर 
आइन्दा को ज्यादा जतन और मेहनत करने को तैयार 


होते है।। 


४ - खुलासा यह कि दुनिया ही के कामों में अपना 
कुल्ल वक्‍त खर्च करते हैं और मन और इन्द्रियों के 
भोगों की चाह और उसके पूरा करने के फिकर में उमर 
भर खो देते हैं और कुटुम्ब और परिवार में आसक्त हो 
कर उनके राजी और ख़ुश करने के वास्ते हमेशा 
मेहनत करते रहते हैं।। 


५ - इस तरह पर सब जीवों के ख्याल स्वाभाविक 
संसारी हो जाते हैं और उनका मन हमेशा दुनिया के 
कारोबार के या धन और नामवरी प्राप्त करने के वास्ते 
तरंगे उठाया करता है और दूसरों की भलाई और बुराई 
बिना पूरी तहकीकात के किया करता है और अपनी 
कसरो पर नजर नहीं डालता है।। 


६ - इनमें से जो कोई जीव इत्तिफाक से संतो के 
सतसग में आ जाता है और मत का निर्णय सुन कर 


| २१८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


और भेद समझ कर अभ्यास करने पर तैयार होता है, 
तो उसको पिछले स्वभाव और ससारी करनी के सबब 
से अपने मन और चित्त को नाम और रूप और शब्द 
की धुन के साथ जोड़ने मे शुरू मे किसी कदर दिक्कत 
पड़ती है और बारम्बार दुनिया और उसके भोगो के 
ख्याल गुनावन रूप होकर अभ्यास के वक्‍त सताते हैं 
और भजन और ध्यान का रस जैसा चाहिये नही लेने 
देले। । 


७ - इसके सिवाय जिन लोगों ने कि थोड़ी बहुत 
विद्या पढ़ी है और अनेक तरह के ख्यालात, पिछले 
वक्त के विद्यावालो के, उनके मन और बुद्धि में भरे हुए 
हैं, उनको तरह तरह की गुनावन विद्या और बुद्धि की, 
वक्‍त सतसंग और अभ्यास के, उठती रहती हैं और 


संतों के बचन का पूरा पूरा निश्चय नहीं आने देती हैं।। 


८ - इन सब विघ्नो के दूर करने के वास्ते 
राधास्वामी दयाल ने दया करके यह जुगत बताई है कि 
जहाँ तक मुमकिन होवे, कुछ वक्‍त अपना भजन ध्यान 
और सुमिरन, और सतसंग और सतो की बानी के पाठ 
में खर्च करे और जहाँ तक बन सके अपने मन को 
दुनिया के फिज़ूल ख्यालो से बचा कर घट में रोके, तब 
आहिस्ता आहिस्ता मन निश्चल और चित्त निर्मल होवेगा 
और अपने अतर मे कुछ कुछ रस और आनन्द पावेगा 
और यही अभ्यास जारी रखने से हालत दिन दिन 
बदलती जावेगी और अंतर मे रस और आनन्द बढ़ता 
जावेगा और तब ससार के भोगों की चाह आहिस्ता 
आहिस्ता घटती जावेगी । | 


| ३२]... पला भागा [२१९ | भाग 

९ - मालूम होवे कि मन से एक वक्त में एक ही 

काम हो सकता है यानी एक ही धार ताकत वाली मन 

से एक वक्त मे उठ कर कार्रवाई कर सकती है, चाहे 
वह काम परमार्थी करे और चाहे दुनिया का।। 


१० - दुनिया के काम की धार का मुख इन्द्रियों की 
तरफ यानी नीचे को है और परमार्थी काम की धार का 
मुख जो संतमत के मुवाफिक उठती है, ऊँचे की तरफ 
होता है।। 


११ - ससारी परमार्थ की धार (जैसे कि और मतों 
में परमार्थी काम किये जाते हैं) इन्द्रियों के वसीले या 
तो बाहर की तरफ जारी होती है या अंतर में नीचे की 
तरफ हिरदे या नाफ के स्थान की तरफ जारी होती 


है। | 


१२ - सत मत के मुवाफिक यह धार जो बाहरमुख 
है, दुनिया के साथ मेल रखती है और जो अन्दर पिंड 
के हृदय या नाफ की तरफ जारी होती है, वह भी जो 
उसका सिलसिला ऊँचे के स्थान से मस्तक मे नहीं 
लगा हुआ है, तो संत मत के मुवाफिक बाहरमुख 
समझी जाती है और उस में सिवाय थोड़ी बहुत मन 
और इन्द्रियों की सफाई के कोई फायदा सुरत और मन 
की चढ़ाई का हासिल नहीं होता है।। 


१३ - संत कहते हैं कि जब तक सुरत और मन, 
अपना स्थान जो पिंड में है, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ 
कर, ऊँचे देश यानी ब्रह्मांड में न चढड़ेंगे, तब तक 
पक्की और सच्ची सफाई और अंतर का सच्चा रस 
और आनन्द प्राप्त नहीं होगा और ससारी बासना और 
लुष्णा का मेल जो मन और सुरत पर चढ़ा हुआ है 


ढ़ 
2 


| २२०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


कभी नही उलरेगा। इस वास्ते सब जीवों को मुनासिब 
है कि संतमत के अनुसार भेद समझ कर और सुरत 
शब्द योग की जुगात लेकर, अपने मन और सुरत को 
आहिस्ता आहिस्ता ब्रह्माड की तरफ चढ़ाने का अभ्यास 
शुरू करें, तो मन का झुकाव ससार की तरफ दिन 
दिन कम होता जावेगा और अन्तर में शब्द का रस 
पाकर ब्रह्माड की तरफ चढ़ता जावेगा और तब सच्चा 
वैराग ससार से और सच्चा अनुराग सच्चे मालिक के 
-चरनों में उसको हासिल होता जावेगा ।। 


१४ - इस वास्ते कहा जाता है कि जो कोई सचोटी 
के साथ अपने मन और इन्द्रियों को ससार के भोगो की 
तरफ से हटाना चाहता है और सच्चे मालिक के चरनों 
मे प्रेम के साथ अपने सुरत और मन को जोड़ना चाहता 


है, उसको चाहिये कि हमेशा अपने मन और उसकी 
तरगों की चौकीदारी करे यानी नजर करता रहे कि वह 
क्या क्या तरंग उठाता है। जो तरगें ससारी 
फिज़ूल है, उनको रोके और जो परमाथी तरगे उठे, 
उनको बढ़ावे और ताकत देवे।। 

१५ - ससारी तरगों का रोकना इस तरह पर हो 
सकता है कि जब इस किस्म की हिलोर मन मे उठती 
हुई मालूम पड़े, उसी वक्‍त मन और सुरत की तवज्जह 
को ऊपर की तरफ जैसा कि भेद स्थानो का संत मत 
के मुवाफिक समझाया गया है, पहले स्थान पर नाम के 
आसरे, चाहे स्वरूप के आसरे, और चाहे शब्द के 
आसरे, लगावे, और उसी जगह पर जमा देवे। फौरन 
उस धार का मुख जो इन्द्रियो की तरफ जाने वाली थी, 
ऊपर की तरफ मुड़ जावेगा और वह संसारी तरंग हट 


| ३२]... पला भाग. [२२१ | भाग 
जावेगी या मिट जावेगी और अतर में थोड़ा बहुत ऊँचे 
देश का रस मिलेगा । | 


१६ - नाम के सुमिरन का रस और स्वरूप के 
ध्यान का रस जो ऊँचे स्थान पर आँखों के ऊपर किया 
जावे और शब्द का रस जो पहले स्थान सहसदलकेँँवल 
या दूसरे स्थान त्रिकुटी की धुन सुन कर प्राप्त होवे, 
इस कदर ताकत रखता है कि मन की धार को अपनी 
तरफ थोड़ा बहुत खींच कर दूसरी तरफ से हटा लेगा 
और जो ज्यादा रस मिलेगा तो वह धार उसी तरफ को 
रवा होकर उस स्थान पर ठहर जावेगी और थोड़ी देर 
ख़ूब रस देवेगी और जो तवज्जह किसी कदर कम रही 
तो रस कम आवेगा। फिर भी दूसरी तरफ यानी 
इन्द्रियो और नीचे की तरफ उस धार की चाल बन्द हो 
जावेगी या कम हो जावेगी कि उस तरफ कुछ कार्रवाई 
नहीं कर सकेगी ।। 


१७ - जब कभी ऐसा इत्तिफाक होवे कि अभ्यासी 
का जोर, वास्ते मोड़ने धार के मुख के, काम न देवे 
यानी ऊँचे की तरफ को नाम या स्वरूप या शाब्द के 
आसरे न चढ़े और बाहर की तरफ को रवा होवे, तो भी 
इस खेचातानी में उस धार की ताकत नीचे की तरफ 
कुछ न कुछ कम हो जावेगी और जो बिल्कुल मोड़ी न 
गर्ड॑ तो भी उसकी कार्रवाई नीचे की तरफ यानी 
इन्द्रियो द्वारे किसी कदर जईफ और कमजोर या कम 
हो जावेगी | | 

१८ - और जो किसी वक्‍त अभ्यासी का बस न 
चले और धार जोर के साथ इन्द्रियो की तरफ रुजू करे 
और ऊपर की तरफ तवज्जह नाम या रूप या शब्द में 


4 


| २२२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


न आवे तो अभ्यासी को चाहिये कि उस धार की 
कार्रवाई के पीछे अपने मन में पछतावे और शरमावे 
और चरनों में राधास्वामी दयाल के प्रार्थना करके माफी 
मागे और आइन्दा को होशियारी करे, तो भी उस धार 
की कार्रवाई का असर कम हो जावेगा यानी उस 
कार्रवाई का फल बहुत हलका हो जावेगा और जो 
आइन्दा को होशियारी जारी रही तो माफी भी हो 
जावेगी | | 


१९ - इसी तरह से परमार्थी का काम आहिस्ता 
आहिस्ता बनता जावेगा यानी भूल चूक उसकी बराबर 
माफ होती जावेगी, इस शर्त पर कि वह अपनी मेहनत 
और कोशिश वास्ते फेरने धार के मुख के, सच्चे मन से 
जारी रकक्‍्खे और अपने कसूर पर शरमाता और पछताता 


रहे और प्रार्थना करता रहे, तब दिन दिन सफाई 
हासिल होती जावेगी यानी मन और चित्त निरमल और 
निश्चल होते जावेंगे और एक दिन माया के घेर से 
निकल कर उसकी सुरत संत सतगुरु राधास्वामी 
दयाल की मेहर से दयाल देश यानी अपने निज घर मे 
पहुँच जावेगी । । 
शब्द 

सुरतिया मान तजत। 

आज सतसग में रस पाय।। १ ।। 

मन का सग कर हुई दिवानी। 

भोगन में लिपटाय।। २ ॥। 

जगत बासना नित्त बढ़ावत। 

दुक्ख सहत फिर फिर पछताय।। ३ ।। 

करम धरम सँग हुई बावरी। 

देवी देव पुजाय।। ४ ।। 


| ३३] पला भागा [२२३ | भाग 


तीरथ बरत जगत व्यवहारा। 

नित्त करे सिर करम चढ़ाय।। ५ 
सतन की बानी नहि पढ़ती। 

मोह जाल में रही फंसाय।। ६ ।। 
भाग जगा गुरु सन्मुख आई। 

निज घर का उन भेद सुनाय।। ७ ।। 
जग का झूठा खेल पसारा। 

बहु विधि गुरु ने दिया समझाय।। ८ ॥। 
समझ बूझ सतसंग में लागी। 

मान बड़ाई तज दई आय।। ९ ॥। 
गुरु से प्रीति करत अब साँची। 

सुरत शब्द की कार कमाय।। १० ।। 
घट में निरख बिलास नवीना। 

गुरु चरनन परतीत बढ़ाय।। ११ ।। 
चरन सरन राधास्वामी हिये धर। 

लीना अपना काज बनाय।।१२।। 


बचन तैतीसवाँ 


सच्चे और पूरे गुरू की पहिचान जल्द नही 
हो सकती इस वास्ते पहिले उनके साथ 
साध भाव का बरताव करे और 
सतसग और अभ्यास करे जावे, 
तब कोई दिन में कुछ कुछ 
परख आती जावेगी 


१ - सत मत और संतों की बानी में सलगुरू की 
महिमा बहुत से बहुत सुनाई और कही गई है और संत 


वश 


| २२४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 
सलगुरु नाम उन्हीं सत्तपुरुषों का है कि जो सत्तलोक 
और राधास्वामी पद में पहुँचे और सत्तपुरुष और 
राधास्वामी के स्वरूप से जिनकी एकता हुई । उनकी 
महिमा जिस कदर करी जावे वह कम से कम है।। 

२ - ऐसे सतगुरु दुर्लभ है और जो किसी को मिल 
भी जावें तो पहिचान नही आती। क्योकि ससारी और 
दुनियादार जीवो की ताकत नही है कि सच्चे और पूरे 
महात्माओं की पहिचान कर सके ।। 

३ - इस दुनिया मे इस कदर गुरुओं की भीड़ भाड़ 
और कसरत है और वे सब धन और मान के चाहने 
वाले हैं कि उनमें से सच्चे और पूरे गुरू की छाट और 
पहिचान करना बहुत मुश्किल है। 

४ - जो कोई पोथियाँ पढ़ कर और उनमे से लक्षण 
महात्माओं के समझ कर अपनी विद्या और बुद्धि से 
सच्चो की जाँच करना चाहे, तो हरगिज नहीं कर 
सकता । पाखडी और झूठे गुरू बाहर का रूप थोड़ी देर 
के वास्ते बना कर चाहे धोखा देवे, पर जो पूरे और 
सच्चे हैं, वे कोई रूप या स्वाँगा नहीं बनाते और जीवों 
के मुवाफिक साधारण रहनी उनकी होती है।। 


५ - जो कोई करामाल या शक्ति उनकी देखना 
चाहे तो हरगिज बचन करके या और तरह भी कोई 
ताकत अपनी नहीं दिखाते और न वे चाह धन और 
मान की जीवों से रखते हैं, फिर उनकी पहिचान कठिन 
है।। 


६ - झूठे परमार्थी यानी स्वार्थी जीव कुछ शक्ति 
और कला और करामात देख कर यकीन और विशवास 


| ३३] पला भागा ([(??५ | भाग 
लाना चाहते हैं, पर ऐसे जीवों को करामात या कला 
दिखाने का हुक्म नहीं है, क्योकि जो उनको कोई शक्ति 
दिखाई भी जावे, तो वे संसारी और दुनिया के मतलब 
यानी औलाद और धन और तन्दुरुस्ती के माँगने के 
सिवाय और कुछ नहीं चाहेंगे यानी वे परमार्थ की कोई 
चाह नहीं रखते और जो किसी के कहने सुनने से 
परमार्थ की चाह भी जाहिर करेंगे, तो ऐसी माँग माँगेंगे 
कि एक ही दिन में या बहुत जल्दी उनको अंतर में कुछ 
कला या शक्ति या मालिक का दर्शन या रोशनी नज़र 
आवे, तब यकीन और प्रतीत लावेगे नहीं तो सच्चे 
परमार्थ को झूठा और सच्चे सतसंग को धोखे की जगह 
और सच्चे परमार्थियों को जो प्रीति और प्रतीत करते 
है, नादान और मूरख और ख़ुशामदी और स्वाथी समझ 
कर उन का निरादार करेंगे और अपने मन में उनको 
ओछे और तुच्छ समझ वाले जान कर उनके संग से 
नफरत करेंगे।। 

७ - फिर इन जीवों को सच्चे सलसग में लगाने की 
मौज नहीं है क्योंकि वे सतसंग में विघ्न डालते हैं और 
उनके सग से सच्चे परमार्थियो का किसी कदर अकाज 
होता है। । 

८ - जो सच्चे परमार्थी जीव हैं, उनको संत 
सतगुरु या साधगुरु जरूर मदद देते है और जो वे 
उनका बचन मान कर सलसग और अंतर अभ्यास 
बराबर करे जावेंगे, तो ऐसे जीवों को थोड़ी बहुत 
पहिचान भी पूरे गुरु की आहिस्ता आहिस्ता आती 
जावेगी, पर जब लक कि अन्तर मे सफाई अच्छी तरह 
न होवेगी और सच्चे मालिक का सच्चा प्रेम थोड़ा बहुत 


न 


| २२६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


मन मे नहीं आवेगा, तब तक यह पहिचान पक्की नही 
होवेगी और न हर वक्‍त कायम? रहेगी ।। 


९ - अलर की सफाई से मतलब यह है कि मन में 
चाह ससार के भोग बिलास की और उसकी तृष्णा 
बाकी न रहे।। 


१० - जरूरी और वाजिबी चाह वास्ते अपने और 
अपने कुटुम्ब के पालन और पोषण के औसत यानी 
मध्य के दरजे पर सच्चे परमार्थ की प्राप्ति मे इस कदर 
विघ्न नहीं डालती है, पर अनेक तरह की चाहो का मन 
मे भरा रहना और नित्त उनका बढ़ाना और उन्हीं के 
पूरा करने के निमित्त जतन और मेहनत करते रहना, 
मन को मेला करता है और ऐसे मन में सच्ची प्रीति 
और प्रतीत का सच्चे मालिक और सच्चे गुरु के चरनों 
में ठहरना और उनकी दया की परख और पहिचान का 
आना मुश्किल है।। 


११ - जिस किसी के मन में सच्ची चाह भी सच्चे 
मालिक से मिलने की पैदा हुई है और वह अपनी 
बढ़-भागता यानी सच्चे मालिक की मेहर और दया से 
संतों के सच्चे सतसग में भी आ गया, तो भी कुछ 
आरसे में वह चाह मजबूत और पक्की होवेगी और 
ससार की बासना जो जन्म जन्म से मन मे भरी चली 
आती है, आहिस्ता आहिस्ता कम होकर दूर होवेगी 
यानी जिस कदर वह बचन सलसग में समझ समझा 
कर सुनेगा और अतर में अभ्यास करेगा और रस 
मिलता जावेगा, उसी कदर ससार का भाव ओर प्यार 
उसके मन से घटता जावेगा और सच्चे मालिक और 


४... जहा - ठहराऊ। 


| ३३]... पला भागा (२२७ | भाग 


सच्चे गुरु के चरनों में उसी कदर प्रीति और प्रतीत 
बढ़ती जावेगी। लेकिन यह काम जल्दी का नहीं है, 
आहिस्ता आहिस्ता मन की हालत बदलेगी और निर्मल 
समझ उसकी बुद्धि मे धसती जावेगी और उसके 
मुवाफिक रहनी भी सम्हलती जावेगी ।। 


१२ - इस वास्ते हर एक परमार्थी को मुनासिब है 
कि पहिले कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल के धाम का 
भेद और उनके मल का निर्णय करके यानी उसकी 
ऊँचाई और गहराई की समझ लेकर और उनसे अभ्यास 
सुरत शाब्द मार्ग की महिमा और बड़ाई अच्छी तरह 
समझ कर, सतस और अभ्यास शुरू करे और सच्चे 
मालिक और सर्व समर्थ राधास्वामी दयाल का इष्ट 
बध कर यानी उनके चरनो का निश्चय धारन करके, 
जिस कदर हो सके प्रीति और प्रतीत जगाता और 
बढ़ाता रहे और उनके बचन के मुवाफिक अतरमुख 
सुरत शब्द मार्ग का अभ्यास करता रहे, तो उसके 
अंतर में आहिस्ता आहिस्ता अनुभव जागेगा और सब 
परमाथी बातो और कामो का हाल और उनका फायदा 
अन्तर के अभ्यास से उसको आप नजर आता जावेगा ।। 


१३ - पहिले इसी कदर काफी होगा कि सच्चा 
परमाथी शरस अपने मन में राधास्वामी दयाल कुल्ल 
मालिक और उनके अभ्यास सुरत शब्द योग की प्रतीत 
करके काम शुरू करे और बाहर से सतसंग शब्द भेदी 
और शब्द अभ्यासी गुरु या उनके सतसगी का और जो 
किसी का भी संग हर रोज़ न मिले तो सत सतगुरु की 
बानी का समझ समझ कर थोड़ा बहुत पाठ रोजमर्रा 
और अन्तर मे अभ्यास सुरत शब्द का करता रहे। कोई 


| २२८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 

दिन मे उसको हाल सचाई और बड़ाई अपने उपदेशक 
और सच्चे मार्ग सुरत शब्द का मालूम होता जावेगा 
और अतर में राधास्वामी दयाल की दया से परचे भी 
मिलते जावेगे कि उससे थोड़ी बहुत पहिचान सच्चे गुरु 
की होती जावेगी । इसी तरह कमाई करते करते प्रेम भी 
जागोगा और प्रतीत भी बढ़ती जावेगी और गुरु की 
कदर और शाब्द की ताकत भी मालूम होती जावेगी 
और राधास्वामी दयाल की दया की परख अपने अतर 
मे और उनकी रक्षा और सम्हाल की अलर और बाहर 
खबर पड़ती जावेगी | । 


१४ - जिस कदर ऊपर लिखी हुई हालत पैदा होती 
जावे, उसी कदर प्रीति गुरू के चरनों में बढ़ाता जावे 
और उनके दर्शन और सेवा और सतसंग से फायदा 


उठाता जावे, पर जब तक अतर में परचे न मिले और 
अभ्यास का रस और आनन्द न आवे और थोड़ा थोड़ा 
बढ़ता न जावे और दया और रक्षा परख में न आवे, 
तब तक राधास्वामी दयाल कुल्ल मालिक के चरनों में, 
जो घट घट में अग सग हर एक अभ्यासी के मोजूद हैं, 
प्रीति और प्रतीत धर कर उनकी दया और मेहर के 
आसरे अभ्यास करे जावे और गुरू यानी अपने उपदेशक 
को अपने से बडा और अपना हितकारी समझ कर, 
जब जब मौका होवे या जब जब बन सके, उनका 
सतस करता रहे और अपने सशय और भरम और 
बिपरजय उनकी मदद से दूर करता रहे और 
राधास्वामी दयाल के चरनों में प्रीति और प्रतीत बढ़ाता 
रहे। | 

१५ - ससारी और ससारी गुरू निदा से डरते रहते 
' हैं कि कहीं उनके सेवक उनसे फिर न जावें और | 


| ३३]... पला भागा [२२९ | भाग 


आइन्दा को सेवको की तादाद बढ़ाने में कसर न पड़े, 
पर सच्चे और पूरे गुरू जान बूझ कर अपनी निदा 
कराते है कि जिससे ससारी जीव उनके सलसग मे न 
आवे और सिर्फ सच्चे परमार्थी जो कि उस निदा को 
सच्चे परमार्थ का सबूत समझ कर ज्यादा शौक के 
साथ लगेंगे, उनके सलसग में शामिल होवे ।। 


१६ - सच्चे गुरू यह अभिलाषा नहीं रखते हैं कि 
हमारे सलसग में भीड़ भाड़ होवे और नाम मशहूर होवे, 
बल्कि वे यह चाहते हैं कि चाहे थोड़े जीव आवें पर 
सच्चे परमार्थी होवे। ब-सबब निदा के आम जीव आप 
ही उनके सलसग से दूर रहते है और संसार की निदा 
के डर से उनके पास आने से डरते हैं।। 


१७ - सच्चे परमाथी को मुनासिब है कि ख़ूब समझ 


समझ कर और मन मे निर्णय और जाँच करके जो जो 
बचन सुने, उनकी प्रतीत करता जावे ओर जिस कदर 
अपने अंतर में कैफियत देखे और रस लेवे, उसके 
मुवाफिक प्रीति बढ़ाता जावे। दूसरों के कहने और 
सुनने से जिस कदर प्रीति और प्रतीत आवेगी, उसका 
पूरा भरोसा नहीं हो सकता है, क्योंकि तकलीफ और 
निदको के जोर के वक्त ऐसी प्रीति और प्रतीत जल्द 
डिगमिग हो जावेगी और निश्चय कायम नही रहेगा ।। 

१८ - मन का स्वभाव है कि जरा सी तकलीफ या 
ससार के पदार्थ की हानि में या कोई उलटा सीधा 
बचन परमार्थ के विरोधियों का सुन कर जल्द कच्चा 
होकर अपने निश्चय से डिग जाता है और गुरु की 
तरफ अनेक लरह के भरम उठाता है। इस वास्ते 
मुनासिब है कि जब तक पूरा पूरा निश्चय उनकी तरफ 


4 


रे 


| २३०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


न आवे, तब तक उनके साथ साध भाव यानी जैसा कि 
अपने से बढ़कर साधना करने वाले के साथ बरला 
जाता है, बरताव करे और सत सतगुरु का भाव न 
लावे। यह भाव राधास्वामी दयाल के चरनो में जो 
कुल्ल मालिक हैं (और वह सब नाम यानी संत सतगुरु 
और गुरु उन्हीं के हैं) बढ़ाता और पकाता रहे और 
उन्हीं को कुल्ल का करता और धरता मानता रहे और 
हर दम उनकी दया और मेहर माँगता रहे। वे अपनी 
कृपा से ऐसे सच्चे अभ्यासी की हालत आप दिन दिन 
बदलते जावेंगे और जिस कदर उसको उन के चरनों 
मे ओर गुरु और साध के सग प्रेम सहित बरताव करना 
चाहिये, कराते जावेंगे और आहिस्ता आहिस्ता उसके 
अलर की दृष्टि खोलते जावेगे यानी अनुभव जगा कर 
समझ बूझ बढ़ाते जावेगो, लब राधास्वामी दयाल और 
गुरु की गति की पूरी पूरी समझ उसको आप आती 
जावेगी और उस वक्त में जैसा भाव चाहिये, वैसा 
राधास्वामी दयाल और गुरु के साथ सच्चे तोर पर बर्त 
सकेगा | | 


बचन चोतीसरवो 


जीवो पर सच्चे मालिक की दया का 
हाल और वर्णन उनकी गफलत और बे-परवाही 
का उसकी तरफ से, और मुनासिब और 
लाजिम होना हर एक जीव पर, उस दया 
की परख करके, उससे सत सतगुरु के 


| ३४]... पला भागा [२३१ | भाग 

बचन के मुवाफिक कमाई करके, अपने सच्चे 
उदच्द्दधार का फायदा हासिल करना 

१ - सच्चे मालिक ने अपनी दया से जीव के गुज़ारे 

के लिये इस लोक में उसको अनेक औजार बर्हो हैं 

कि जिनके वसीले से वह अपनी रोटी और इन्द्रियों के 

भोग का सामान पैदा करके रस और आनन्द ले सके, 
जैसे दसो इन्द्रियाँ और चार अंत:करण। | 


२ - इन्द्रियों की दो किस्म हैं। एक ज्ञान इन्द्रिय, 
जेसे - आँख, कान, नाक, ज़बान और त्वचा यानी छूने 
वाली ताकत बदन की चमड़ी में, और दूसरी कर्म 
इन्द्रिय जैसे हाथ , पाँव, जबान, पेशाब और पाखाना 
की इन्द्रिय, और चार अंत:करण - मन, चित्त, बुद्धि, 


अहंकार हैं।। 

३ - इन चौदह ओऔजारों के वसीले से आदमी अनेक 
तरह के नये नये काम करता है और नई नई चीजे और 
विद्या की पोथियाँ बनाता है और मेहनत और मजदूरी 
और हुनर के काम और लिखना पढ़ना और बन्दोबस्त 
दुनिया का करता है और इस तोर से धन पैदा करके 
अपने खाने पीने और पहरने और रस और स्वाद की 
चीजों का भोग करने का बन्दोबस्त करता है। 

४ - अब ख्याल करो कि जिस मालिक ने यह सब 
औजार और समझ और ताकत उन औजारो के काम 
मे लाने की बख्शी है, किस कदर इस आदमी को 
उसकी शुकर-गुज़ारी? और सेवा जान और दिल से 
करना चाहिये? 


( १-धन्याद। | - धच्यवाद | 


| २३२]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


५ - वह सच्चा मालिक कुल्ल दयाल और दातार है 
और सब जीवों पर, चाहे वे समझें या न समझे और 
उसकी दया और दात का शुकराना करें, या न करें 
बराबर दया कर रहा है और सब तरह से उनकी 
सम्हाल और रक्षा, जेसे जेसे जब जब मुनासिब होती 
है, करता है।। 


६ - सिवाय औजारो के तन मे उस सच्चे मालिक 
ने बाहर से भी बहुत सामान आदमी और जानदारो के 
आराम के लिये जेसे सूरज और चाँद और पानी और 
हवा और अग्नि और रोशनी और बिजली वगैरा पैदा 
किये हैं। | 


७ - इस सब दया और दाल के एवज मे वह सच्चा 
दाता और दयाल मालिक कि जो सब का सच्चा माता 


और पिता है, कोई खिदमत या सेवा या शुकर-गुजारी 
का काम या उस शुकर-गुज़ारी का इजहार और वर्णन 
जीवों से नहीं चाहता है और न इन बातों की उसको 
परवाह है। | 


८ - पर उन जीवो पर जिनको उस मालिक ने 
बुद्धि की ताकत निर्णय और भेद करने वाली और नफ्े 
और नुकसान की परख करने वाली और रचना और 
उसके सामान को देख कर उसके बनाने और पैदा 
करने वाले की पहिचान करनेवाली बख्शी है, फर्जः 
और लाजिमर है कि वे दरियाफ्त करें कि उनके जीव 
यानी रूह का असली मुकाम कहाँ है और वहाँ कैसा 
आनन्द और सुख है और इस देश में जहाँ कि वह तन 
मन और इन्द्रियो के साथ ससार में बँध गई है और 


| १-कर्तव्य।२-उचित। | - कर्तव्य। २ - उचित। 


| ३४]... पला भागा [२३३ | भाग 


उस देश के सुखों में क्या फर्क है और उनके सच्चे 
पिता और माता कुल्ल मालिक का कैसा स्वरूप और 
धाम है और उस मालिक से मिलने में क्या फायदा और 
दूरी मे क्या नुकसान है और वह दूरी किस तरह दूर हो 
सकती है यानी वह रास्ता किस तरकीब और किस 
सवारी से तै करके सुरत यानी रूह अपने निज घर में 
पहुँच सकती है।। 


९ - और हरचन्द?' वह सच्चा मालिक जीवों की 
शुकर-गुजारी और खिदमत और सेवा का मोहताज? 
नहीं है, पर जीवों को मुनासिब है कि अपने नफे और 
फायदे के वास्ते जरूर शुकर-गुज़ारी उसकी दया और 
दात की हमेशा और हरदम करते रहें। जो वे ऐसा 
करेंगे तो उनके मन में उस सच्चे मालिक का प्यार 
और भाव कायम होगा और बढ़ता जावेगा और उसके 
सबब से अतर में शान्ति और एक तरह की ख़ुशी पैदा 
होगी कि जो उनकी सुरत यानी रूह को ताकत देती 
रहेगी । | 

१० - देखो दुनिया में जो एक आदमी दूसरे आदमी 
से किसी तरह का सलूक करता है या तकलीफ के 
वक्‍त में उस की मदद और गम-रब्वारीर करता हे या 
जरूरत के वक्त में धन देता है तो वह शख्स किस 
कदर उसका अहसानमद होता है और तहे-दिल से 
यानी अपने अन्तर के अन्तर से उसको दुआ देता है 
और जिस कदर उससे बन सके, उसकी सेवा और 
उसके लड़को या प्यारो की सेवा करने को तैयार रहता 
है और जब मौका पाता है, तब फौरन सेवा करके थोड़ा 


| १-जोकि।२-आधीन।३-सहायता | - जो कि। २ - आधीन। ३ - सहायता। 


| २३४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 
बहुत उस अहसान का एवज़ाना' बदला करके अपने 
मन में बहुत ख़ुश होता है।। 


११ - जो कि सुरत यानी सब जीव उस सच्चे 
मालिक की अश हैं और इन में यह स्वभाव और चाल 
जारी है कि एक दूसरे की तकलीफ और सख्ती में 
मदद करता है और फिर वह दूसरा उसका अहसान 
मान कर एवज में प्यार और मुहब्बत और खिदमत'* 
करता है तो उसी स्वभाव और चाल के मुवाफिक जरूर 
हर एक आदमी के मन में सच्चे मालिक की दया और 
दात के एवज मे उसके चरनो में प्यार और भाव और 
उसकी सेवा का शोक पैदा होना चाहिये, और उसका 
जहूर भी अच्छी तरह होना चाहिये, पर आम तौर पर 
यह बात नजर नहीं आती यानी आदमियो में यह चाल 
मालिक के शुकर-गुज़ारी की कम देखने में आती है।। 

१२ - सबब इसका यह हे कि पहले तो वह मालिक 
किसी को नजर नही आता और न मिलता हे और जहाँ 
कहीं वह प्रगट यानी जाहिर होता है, वहाँ उसकी 
पहिचान नही आती और जो उसने इस मामले में हुक्म 
दिया है, उस से लोग ना-वाकिफ हैं।। 

१३ - मालिक ने कहा कि जहाँ सच्चे प्रेमी और 
भक्त जन हैं, उनके हृदय मे मेरा बासा रहता है। और 
कहीं जो मुझको कोई दूँढ़ना और तलाश करना चाहे 
तो मैं नहीं मिलूँगा पर प्रेमी भक्त के हृदय में बसता हूँ 
वहाँ मुझ को तलाश करे और जो सेवा और भाव और 
प्यार करना होवे, वहाँ उस सच्चे प्रेमी भक्त के साथ 
बरताव करे, तो वह सब सेवा मेरी हे ओर जिस कदर 


| १-वदला।२-सेवा। | - बदला। २ - सेवा। 


| ३४]... पला भागा [२३५ | भाग 


भाव और प्यार कोई करेगा, वह मेरे साथ भाव और 
प्यार समझा जावेगा और उसका फल मै दूँगा।। 


१४ - दुनिया में भी इस बात का सबूत प्रत्यक्ष 
दिखाई देता है कि जो कोई किसी के बालक से प्यार 
करे और उसको कुछ खिलावे पिलावे या पहिरावे, तो 
उस बालक के माँ बाप उस शख्स से बहुत ख़ुश होते 
है और उसकी सेवा का बदला आप देते हैं। इसी तरह 
जो कोई दुखी और निर्धन जीवों की (जो कि सच्चे 
मालिक के बालक हैं) मदद और उपकार करे, उससे 
मालिक राजी होता हे और और जीव भी उसकी 
कार्रवाई देख कर राजी और खुश होते हैं और जहाँ 
तक जिस से बने, मदद भी करते हैँ और जो ऐसा काम 
निष्काम बन आवे तो उसके बदले में मालिक प्रेम और 
भक्ति की बख्वशिश करता है और नहीं तो इस लोक मे 
या परलोक (स्वर्ग) में सुख देता है। यह तो हाल आम 
जीवों के साथ उपकार करने का बयान हुआ और प्रेमी 
जन जो कि मालिक के निज प्यारे बालक हैं, बल्कि 
किसी दर्ज में ख़ुद उसी का स्वरूप हैं, उनकी सेवा का 
फल तो कुछ कहने और लिखने में नहीं आ सकता, 
मुक्ति का देना तो ऐसी सेवा के बदले में बहुत जर्रा' सा 
इनाम हेै। ऐसी निष्काम सेवा के फल में मालिक का 
दर्शन और निज धाम का बासा मिलता है।। 

१५ - और मालिक ने कहा है कि प्रेमी और भक्त 
जन मेरी आत्मा यानी मेरी जान हैं, उनकी मार्फत जो 
कोई मुझसे मिलना चाहे, मिल सकता है और उनके 
वसीले से जो कोई मेरी सेवा करना चाहे, वह सेवा मुझ 


| भ-किनकामात्रा | - किनका मात्र। 


| २३६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | 
को पहुँच सकती है। ऐसे पूरे प्रेमी और भक्त जन जो 
कि सच्चे मालिक सत्तपुरुष राधास्वामी दयाल से मिल 
रहे हैं, वे सत कहलाते हैं और जो ब्रह्म और पारब्रह्म 
से मिल रहे हैं, वह साध कहलाते है और जो मिलने का 
जलन और अभ्यास कर रहे हैं और अभी ब्रह्म पद तक 
नही पहुँचे, वह सतसगी कहलाते हैं ।। 


१६ - सत जन तो आप ही सच्चे मालिक सत्तपुरुष 
राधास्वामी दयाल का स्वरूप हैं और साध जन ब्रह्म 
और पारब्रह्म का स्वरूप है और सच्चे सलसगी जो 
अभ्यास में दर्द और शौक के साथ लगे हुए है, वह 
सच्चे मालिक के निज प्यारे बाल बच्चे हैं। जो कोई 
मालिक के निमित्त इनकी सेवा करेगा और इनके साथ 
भाव और प्यार करेगा, उससे कुल्ल मालिक प्रसन्न 
होवेगा और मेहरबान होकर भक्ति यानी प्रेम-दान देवेगा 
कि जिस से वह भी एक दिन साध और सत गति 
हासिल करके सच्चे मालिक के दरबार में दाखिल 
होकर अजर अमर हो जावेगा और जन्म मरन से रहित 
होकर परम आनन्द और महा सुख को, जिसमे कमी व 
बेशी नहीं होवेगी, प्राप्त होवेगा | | 


१७ - बाजे आदमी ख्याल करते हैं कि वह मालिक 
तो चैतन्य और अरूप है, उसको किसी के नफे और 
नुकसान और आराम और तकलीफ से कुछ वास्ता नही 
है और न किसी की प्रार्थना और बिनती की वहाँ खबर 
होती है और न कोई कारज वह करता है यानी वह 
अकरता और निरलेप है, इस वास्ते उसकी कोई सेवा 
और खिदमत नहीं हो सकती है।। 


| ३४]... पला भागा (२२७ | भाग 


१८ - यह ख्याल इन विद्यावान और बुद्धिवान लोगों 
का गलत है। सच्चा मालिक अरूप और अकरता भी है 
और स्वरूपवान और करता भी है। जो वह आदि में 
आप रूप नहीं धरता तो रचना में कोई रूप प्रगट नहीं 


होता । | 


१९ - अब ख्याल करो कि आदमी इस लोक की 
रचना में सब से श्रेष्ठ और उत्तम है और उसको कुल्ल 
इख्तियार और हुकूमत इस लोक में दी गई है। उसका 
जो रूप है, वही रूप या उसका नकशा या खाका थोड़ी 
बहुत कमी के साथ सब जानदारों मे जेसे चौपाये और 
परन्द और कीडे मकोड़े वगैरा में बराबर नजर आता 
है। जब कि नीचे की रचना मे इसी आदमी का रूप या 
उसका नकशा या खाका बराबर चला गया हे, तो अब 
दरियाफ्त करना चाहिये कि आदमी का रूप कहाँ से 
आया यानी ऊपर के लोकों की रचना में यही रूप 
बढ़के दर्जे का जरूर होगा और कोई ऐसा स्थान रचना 
मे जरूर है कि जहाँ आदि में आकार स्वरूप मालिक 
का प्रगट हुआ और फिर उससे नीचे की रचना में उसी 
का नक्शा या खाका दरजे-ब-दरजे कमी के साथ 
बराबर चला आया है।। 


२० - संत सलगुरु जो कुल्ल मालिक का स्वरूप हैं 
और तमाम रचना के भेद को जानते हैं, फरमाते हैं कि 
प्रथम रूप रंग और रेखा सत्तलोक मे प्रगट हुए और 
वहाँ से दरजे-ब-दरजे जैसे कि रचना नीचे के स्थानों में 
होती आई, उस रूप का भी उसी के साथ उतार होता 


चला आया ।। 


| २३८]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


२१ - अब विचारना चाहिये कि जहाँ से आदि जहूर 
स्वरूप का हुआ, वही स्वरूप कुल्ल नीचे की रचना का 
करता है और वही प्रेम स्वरूप और दयाल स्वरूप है 
और जिस अरूप से कि आदि धार आई, वह प्रेम और 
दयालुता और कुल्ल स्वरूपो का भडार है। यही स्वरूप 
उस अरूप को जो उसका निज रूप और भडार है, 
लखावेगा और बगेर इस स्वरूप की मदद के कोई उस 
अरूप भडार तक नहीं पहुँच सकता है।। 


२२ - इस वास्ते जो कोड उस अरूप से मिलना 
चाहे, उसको चाहिये कि पहिले उस आदि स्वरूप की 
भक्ति करके वहाँ तक उस रास्ते से कि जो उस स्वरूप 
ने सन्त सलगुरू रूप धर कर इस ससार मे प्रगट किया 
है, पहुँचे। तब अरूप से मेला होगा और जो ऐसा नहीं 
करेगा तो जिस जगह कि जीव की पिंड में बैठक है, 
वही बैठा २ चाहे जिस तरह अरूप की महिमा गाया करे 
और जिकर किया करे और निर्णय और तहकीकात 
करता रहे, पर जब लक कि उस जुगल की जो कि 
उस स्वरूप ने आप सत रूप धर कर प्रगट की हे, 
कमाई और अभ्यास नहीं करेगा, तब तक अपनी जगह 
से नहीं हिलेगा और इस वास्ते देह का बधन उसका 
कभी नहीं काटा जावेगा और न जनम मरन से रिहाई 
होवेगी और न अपने निज घर में यानी सत्तलोक और 
राधास्वामी पद मे दखल पावेगा।। 


२३ - इस सबब से कुल्ल विद्यावान्‌ और बुद्धिमान्‌ 
लोग खाली रह गये, सिर्फ बाते विद्या बुद्धि की बनाते 
रहे और जो कुछ उन्होंने उस मालिक के रूप या 
अरूप का निर्णय किया, वह भी सही नहीं हो सकता 


| ३४]... पला भागा [२३९ | भाग 


और न उनको रचना के भेद की सही खबर मिली। इस 
वास्ते उनके मन और बुद्धि का अंधेरा और भरम और 
सन्देह बिल्कुल दूर नहीं हुए और इसी सबब से इन 
लोगो के बचन में आपस में इत्तफाक नहीं है। कोई कुछ 
कहता है और कोई कुछ बकता है और दूसरा उसी को 
रद्द” करता है और दूसरी बात बताता है, पर यह सब 
के सब भूल और भरम में पड़े हुए हैं और अकल से 
अनुमान करके बाते बनाते हैं, सुरत यानी रूह की आँख 
से कुछ देखा नहीं, और सत सतगुरु जो हाल फरमाते 
हैं, वह देखे हुए कहते हैं और उनका बचन एक ही है 
और हमेशा कायम हे, कोई उसको काट नहीं सकता 
और न उसमें कमी बेशी कर सकता है।। 


२४ - इस वास्ते सब जीवों को चाहिये कि संत 


बचन को मानें और मुवाफिक उनके हुक्म के भक्ति 
करके और जो जुगत वे बताते हैं, उसकी प्रेम के साथ 
कमाई करके जो रास्ता कि उन्होने बताया है, उसी 
रास्ते होकर पहले सत्तलोक में पहुँच कर दर्शन सत्तपुरुष 
का करें और वहाँ से सत्तपुरुष की मदद लेकर 
राधास्वामी पद मे जो कुल्ल मालिक और सब का निज 
भडार है, पहुँचे | । 

२५ - बाजे आदमी कहते हैं कि देहधारी मालिक 
का स्वरूप कैसे हो सकता है, वह तो बे-हद और 
अनन्त और अपार है और देहधारी का स्वरूप हद्ददार 
है। यह बाल भी निहायत नादानी यानी अनजानताई की 
है, क्योकि सब कहते हैं कि मालिक सर्व व्यापक है 
यानी सब जगह है, तो जो वह सब जगह है तो आदमी 


| २४०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 
में भी ज़रूर मौजूद है, पर किसी को नज़र नही आता। 
जो कोई संतों की जुक्ति की कमाई करके अपने अतर 
मे मथन करेगा, उसको मालिक का रूप जरूर नजर 
आना चाहिये, क्योकि वह आवरणो यानी परदौ से ढका 
हुआ है, जब अभ्यास करके सब आवरण दूर किये 
जावे, तब उस मालिक का जलवा और जमाल नजर 
आना चाहिये । पर किसी को इस भेद की खबर नहीं हे। 
इस सबब से वे अपनी लुच्छ बुद्धि से जो निहायत 
अनजान है, ऐसी उलटी समझ निकालते हैं।। 


२६ - उस अपार और अनन्त रूप मालिक का हर 
जगह और देहधारी स्वरूप में मौजूद होना, इस दृष्टात 
से साफ तौर पर समझ मे आ सकता हे। जैसे कि हवा 
या आकाश हर घर में मौजूद है और उस घर की 


लम्बाई और चौड़ाई के मुवाफिक हद्ददार मालूम होता 
हैं, पर वह कभी हिस्से और टुकड़े नहीं हुआ, बाहर के 
मंडल से जो निहायत वसीअ है, हमेशा मिला हुआ है 
और दरजे-बदरजे ऊँचे की तरफ लतीफ और सूक्ष्म 
होला चला गया है और यह हाल उस मकान के दरजे 
या खनो से जो पाँच या सात होवें, मालूम हो सकता 
है। सब से ऊपर के दरजे की हवा या आकाश निहायत 
सूक्ष्म और साफ होता है और हर दरजे की हवा और 
आकाश बाहर के मडल के उसी दरजे या तह से मिले 
हए हैं, फिर जो जुगत के साथ नीचे के दरजे या खन 
की हवा मथन करके ऊपर चढ़ाई जावे तो वह बिलकुल 
साफ और निरमल और सूक्ष्म होकर अपने मडल के 
साथ मिल जावेगी और वहाँ पर न वह मकान के अन्दर 
में कही जा सकती है और न बाहर । और कोई हद्द 
| उसकी नहीं है यानी अन्दर और बाहर एक ही है और | 


| ३४]... पला भागा [२३१ | भाग 
मुवाफिक अपने मंडल के अपार और बे-हद है, इसी 
तरह से मालिक सब जगह और सब देहो में बगैर 
टुकड़े और हिस्से होने के मौजूद है और जितने दरजे 
कि उस चैतन्य में कहे जा सकते हैं, वह ब-सबब माया 
की मिलोनी के हुए है और माया भी किसी मुकाम पर 
पैदा हुई है। निरमल चैतन्य देश में जो संतों के सच्चे 
मालिक का देश है, उस माया का नाम और निशान भी 
नहीं है। यह सब दरजे देह धारी के स्वरूप में सूक्ष्म 
रीत से मौजूद हैं और हर एक दरजे का चैतन्य उसी 
दरजे के बाहर के चैतन्य मडल से मिला हुआ है। जो 
सुरत चैतन्य कि उस निरमल चैतन्य से धार रूप होकर 
पिंड में उत्तर कर ठहरी है, उस निरमल चैतन्य देश के 
बासी और भेदी सत सतगुरु से मिल कर और रास्ते 
का भेद और जुगल उसी धार पर सवार होकर लोटने 
की दरियाफ्त कर के अभ्यास करे यानी अपने घट को 
मथ कर आवरण दूर करती जावे अथवा उनको छेद 
कर ऊपर को चढ़ती जावे, तो वह सुरत एक दिन 
निरमल चैतन्य देश मे पहुँच कर उस अपार और अनत 
रूप से मिल कर एक हो जावेगी और देह की हह 
किसी तरह से उसके अपार और अनन्त रूप मे हारिज 
और माने नहीं होगी । जैसे कि मकान में ऊँचे दरजे या 
खन की हवा का मेल उस मंडल के साथ होने में 
मकान की रोकनेवाली हद्द कोई रोक नहीं कर सकती 
है, ऐसे ही जिस अभ्यासी सुरत का रास्ता नीचे से 
ऊपर तक घट में इस तौर से खुल गया, वही सुरत 
उस अरूपी अनन्त और अपार रूप से मिल कर एक 
हो गई, पर बाहरमुख दूष्टिवालो को हद्ददार और देह 
स्वरूप ही दिखलाई देती रहेगी, पर जो भेदी और 


| २४९]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 
अभ्यासी हैं, वह उसके अपार और अनन्त रूप की 
पहिचान करके उसके साथ मालिक के मुवाफिक 
प्रेमपूर्वक बरताव करेंगे।। 


२७ - मालिक हर एक के घट मे ऐसे गुप्त है जैसे 
फूल मे खुशबू, और दूध मे घी, पर जब तक कि मथन 
नही किया जावेगा, फूल मे से इतर और दूध में से घी 
नहीं निकलेगा । सो मथन की तरकीब और घट के भेद 
की किसी को खबर नही है और जो उनको जताया 
जाता है तो दुनिया और उसके सामान और मन और 
इन्द्रियो के भोगों की आसक्ति के सबब से नहीं मानते 
हैं और हँसी और ठठोली या और वाद विवाद करके 
सच्ची बाल को उड़ा देते हैं और अपनी अभाग्या को 
दूर नहीं कराना चाहते, बल्कि और उसी को बढ़ाते 
चले जाते है और इस सबब से जनम मरन के चक्कर 
से नही बच सकते और बारम्बार देह धर कर दुख सुख 
ऊँचे नीचे देश और जोनों में भोगते रहते हैं । 

२८ - अब समझना चाहिये कि कुल्ल मालिक 
राधास्वामी दयाल का धाम उँचे से ऊँचे देश में है और 
वही सब का मरकज" यानी मध्य है और आप अनन्त 
और अपार रूप है। वही से आदि मे धार प्रगट हुई ओर 
नीचे की तरफ ठेके २ पर ठहरती हुई और रचना करती 
हुई चली आई । जो कोई उस धार का भेद जेसा कि 
संत सतगुरु ने फरमाया है, लेकर और उसी धार को 
पकड़ कर ठेके २ यानी मंजिल २ पर होता हुआ चढ़ 
कर चलेगा, वही एक दिन उस निज धाम मे पहुँच कर 


| ३४]... पला भागा [२४३ | भाग 
अजर अमर हो जावेगा और परम आनन्द को प्राप्त 


होगा | | 


२९ - यह सच है कि वह धाम और वह अरूप 
चैतन्य और प्रेम का भंडार किसी की सेवा का मुहताज 
नहीं है, पर जो जीव उस कुल्ल मालिक की दया और 
दात का विचार करेगा, उसके मन में जरूर अभिलाषा 
दर्शन और सेवा करने की पैदा होगी और प्रेम और भाव 
उस मालिक के चरनो में जागेगा। फिर उस प्रेम और 
भाव के प्रगट करने और उस सेवा की अभिलाषा पूरा 
करने के वास्ते उसी अरूप मालिक का स्वरूपवान रूप 
सत सतगुरु रूप धार कर जगत में प्रगट हुआ और 
अपने सच्चे प्रेमी और भक्तों की आभिलाषा देह रूप धर 
कर पूरी करी और फिर अपनी मेहर और दया दिन २ 
उन पर ज्यादा से ज्यादा करके और भेद अपने निज 
धाम और उसके रास्ते का देकर और उस आदि धार 
की डोरी पकड़ा के और चलने की जुगल का अभ्यास 
कराके, उनको अपने सग निज घर मे पहुँचा कर परम 
आनन्द को प्राप्त करा दिया ।। 


३० - सिवाय उस जुगल के जो कि ऊपर लिखी 
गई, और कोई तरकीब या रास्ता निज धाम मे पहुँचने 
का नहीं है, क्योंकि वह सच्चा मालिक आप प्रेम का 
भडार है और जीव यानी सुरत भी प्रेम स्वरूप है, पर 
इसका प्रेम उलटा होकर ससार और उसके भोगो की 
चाह में लग गया, जिसको मोह और माया का जाल 
कहते हैं। इस वास्ते जब तक कि प्रेम अग लेकर जीव 
उस आदि धार को जो कि प्रेम की धार है, पकड़ कर 
नहीं चलेगा, तब तक रास्ता तै नहीं होगा और यह प्रेम 


| २४४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 
इस देह और इस लोक में सेवा और भाव सहित सत 
सतलगुरू और साध गुरू और सच्चे प्रेमी सतसंगियो के 
संग से पैदा होगा और सुरत शब्द योग की कमाई से 
जिसको प्रेम योग कहना चाहिये, वह प्रेम दिन दिन 
बढ़ता जावेगा और एक दिन निज घर में पहुँचा कर 
छोड़ेगा और जिस कदर उस तरफ सुरत की चाल 
चलती जावेगी, दुनिया और उसके सामान का मोह 
आप ही दिन दिन कम होता जावेगा । जो कोई बड़भागी 
जीव हैं, वे इस बचन को मानेंगे और उससे पूरा पूरा 
फायदा उठावेंगे यानी अपना सच्चा और पूरा उद्धार 
सत सतगुरु राधास्वामी दयाल की मेहर से करावेंगे 
और जिनका भाग जागनहार नही है, वे इस बचन को 
नहीं मानेंगे और इस वास्ते माया और काल की रचना 
में पड़े रहेंगे और देह और संसार के दुख सुख और 
बारम्बार जनम मरन की तकलीफ सहते रहेंगे ।। 


बचन पेतीसवों 


वर्णन हाल सच्चे परमार्थी जीवो का और 
दर्जे उन की प्रीति और प्रतीत के, सत्तपुरुष 
राधास्वामी दयाल और सच्चे गुरू के चरनो 
मे, और यह कि केसे यह प्रीति और प्रतीत 
दिन दिन बढ़ती जावे 

१ - सच्चा परमाथी वह है कि जिसके मन में सच्चे 


मालिक से मिलने और अपने जीव का सच्चा और पूरा 
कल्यान करने की चाह जबर है और ससार के पदार्थ | 


| ३५]... पला भागा (२४५ | भाग 
और भोगों की चाहे थोड़ी और जरूरत के मुवाफिक हैं 
और फिर उनमें भी उसके मन का बधन बहुत कम है 
और धन संतान और कुटुम्ब परिवार में भी बहुत 
आसक्ति और गिरफ्तारी नहीं हे ।। 

२ - ऐसे परमार्थी जीवों के मन मे थोड़ी बहुत तड़प 
और बेकली लगी रहती है कि कैसे और कब सच्चे 
मालिक का दीदार मिलेगा और जो उसका भेद और 
रास्ता बताने वाले हैं यानी सत सतगुरु अथवा साधगुरु 
कैसे जल्दी से मिले कि रास्ता चलने का काम जल्दी 
से जारी हो जावे।। 


३ - ऐसे परमार्थी जीवो को जो कोई सच्चे मालिक 
राधास्वामी दयाल की महिमा सुनावे और उनके धाम 
का भेद और उनके मिलने की जुगत लखावे तो वे 


निहायत अहसानमंद और मगन हो जाते हैं और उसका 
सग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं और जो जुगत 
वास्ते हासिल होने इस मतलब के बताई जावे, उसको 
बहुत शोक के साथ करने को तैयार होते हैं।। 


४ - ऐसे सच्चे परमार्थियो को जो भेद और हाल 
रास्ते का और महिमा सच्चे मालिक की सुनाई जावे, 
उसको दिल और जान से सुनते हैं और उसमें कोई 
तर्क बेजा नही उठाते और न सच्चे मालिक की मौजूदगी 
मे कोई शक लाते हैं, बल्कि रचना और क्ुदरत का 
कारखाना देख कर उनके मन मे पहले ही से यह 
यकीन होता है कि जरूर इस रचना का कोई सच्चा 
करतार है और वह सर्व समर्थ और सर्व ज्ञानी और 
अपनी शक्ति के साथ सब जगह मौजूद है।। 


| २४६]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


५ - ऐसे सच्चे मालिक का भेद और उसके दर्शनों 
की प्राप्ति की जुगल सुन कर निहायत खुशी उनके 
दिल मे पैदा होती है और हर तरह से उसके मिलने के 
वास्ते तन मन धन लगाने को अपनी बड़भागता समझते 
हैं।। 

६ - ऐसे जीव जिस वक्‍त कि अपने घट में अभ्यास 
(मुवाफिक उस जुक्ति के जो कि संत सतगुरु बतलावे) 
शुरू करते हैं, तो उनको जल्द परचा भी मिलता है 
यानी मन उनका शब्द की धुन सुन कर और स्वरूप 
का ध्यान करके फोरन थोड़ा बहुत निश्चल हो जाता है 
और आनन्द पाता है और दिन दिन उनका शौक बढ़ता 
जाता है।। 


७ - ऐसे अभ्यासी जीव सतगुरू के संग में, उनके 


दर्शन और बचन के रस में रसीले और मगन होते जाते 
है और अंतर अभ्यास मे भजन और ध्यान का रस और 
आनन्द लेते हैं और दिन दिन उनके मन में प्रीति और 
प्रतीत सच्चे मालिक और गुरु के चरनो में बढ़ती जाती 
है और उमंग और प्रेम के साथ तन मन धन से अतर 
और बाहर सेवा करते हैं और जगत का भय और भाव 
और लज्जा छोड़ कर और भरम और सशय को दूर 
हटा कर भक्ति की चाल और रीत मे बे-खटके बर्ताव 
करते हैं, बल्कि अपने प्रेम की उमंग में नई नई रीत 
आप निकालते हैं और दुनियादारों की निन्दा और 
स्तुति का ख्याल नही करते, क्योकि यह उन लोगो को 
परमार्थ के हाल और चाल से बिल्कुल बे-खबर और 
नादान देखते हैं। यह जीव उत्तम परमार्थी कहलाते हैं। । 


| ३५] पहलाभाग (२४७ | भाग 
८ - जो जीव कि मध्यम परमार्थी हैं, उनके मन में 
अपने जीव के कल्यान की चाह भी मजबूत होती है, पर 
ससार की सम्हाल और दुनियादारो के नाराज़ न करने 
का ख्याल भी बराबर रहता है और धन संतान और 
जगत के पदार्थो मे भाव और आसक्ति ब-निस्बत उत्तम 
परमार्थियो के ज्यादा होती है। यह लोग ऐसा चाहते हैं 
कि परमार्थ सहज सहज हासिल होता जावे और दुनिया 
का भी नुकसान किसी तरह या उसमें बदनामी भी न 
होवे। पर सच्चे प्रेमियों की हालत और चाल सलसग में 
देख कर थोड़ी बहुत उनके साथ मुवाफकत करके 
उसकी पैरवी जिस कदर बन सके, करते है और 
आहिस्ता आहिस्ता उनको भी थोड़ा बहुत भजन और 
ध्यान का रस अभ्यास के समय अतर में मिलता जाता 
है ओर कभी कभी मालिक की दया का परचा भी देखते 
हैं। इस तरह सच्चे प्रेमियों की मदद और संत सतगुरु 
की दया से उनकी भी प्रीति और प्रतीत सच्चे मालिक 
और गुरु के चरनों में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती और 
पकती जाती है। यह जीव भक्ति और प्रेम की रीत में 
जैसा चाहिये, जल्दी बरताव नहीं कर सकते, पर 
आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा सच्चे प्रेमियो के साथ 
उनका भी बरताव उसी मुवाफिक होता जाता है।। 


९ - मध्यम परमार्थी जीवों के मन में जल्दी प्रतीत 
सच्चे मालिक और सच्चे परमार्थ की जैसा कि चाहिये, 
नहीं आती है। और सबब उसका यह है कि इनका 
झुकाव ससार और उसके परमार्थी और स्वाथी व्यवहार 
और चाल ढाल की तरफ ज़्यादा रहता है और पूरा 
खोज और तहकीकात परमार्थ की करने में यह लोग 
| किसी कदर ढीले रहते हैं और तवज्जह उनकी दुनिया | 


| २४८]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


के कामों में ज़्यादा बॅटी हुई रहती है, पर परमार्थ की 
भी जरूरत का इनके मन में थोड़ा बहुत यकीन रहता 
है और उसके हासिल करने मे थोड़ी बहुत कोशिश 
बराबर जारी रखते हैं । । 


१० - तीसरे दरजे के जीव निकृष्ट परमार्थी कहलाते 
हैं। इनके मन में दुनिया और उसके भोगों की चाह 
जबर रहती है और परमार्थ में कहने सुनने और कुछ 
देखा देखी और दबाव के सबब से शामिल होते हैं। 
सच्चे मालिक की महिमा और सच्चे परमार्थ की बड़ाई 
जैसी चाहिये, इनके मन में नहीं समाती है, पर दूसरों 
के आसरे यानी सच्चे परमार्थियो की चाल ढाल देख 
कर और उनके बचन सुन कर यह भी थोड़ा बहुत 
उनके मुवाफिक बरताव करने लगते हैं, लेकिन जब 
कुछ निदा या बुराई की बात सुने, तब फौरन परमार्थ 
के छोड़ने को तैयार होते हैं और दुनियादारों के डर से 
परमार्थ की महिमा और जरूरत का ख्याल उनके मन 
से फौरन जाता रहता है।। 


११ - ऐसे जीवो को सच्ची प्रीति और प्रतीत सच्चे 
मालिक और गुरू के चरनों में नही आती है, पर जब 
तक उनके दुनिया के कारोबार उनके मन के मुवाफिक 
जारी रहें और कोई उलटे बचन सुना कर उन पर 
दबाव न डाले, तब तक परमार्थ मे थोड़े बहुत लगे रहते 
है, पर जब कोई दुनिया के कामो मे नुकसान आया या 
तन्दुरुस्ती मे खलल पैदा हुआ या कोई मतलब उनका 
सुवाफिक उनकी चाह के पूरा नही हुआ या उनके 
कुटुम्बी और बिरादरी ने जोर डाला, उस वक्त सच्चे 
परमार्थ और सच्चे गुरू और मालिक के चरनों में 
अभाव आ जाता है और कार्रवाई उसकी बन्द कर देते | 


| ३५ |]... पला भागा [२४९ | भाग 
हैं, यानी अभ्यास भी छोड़ देते हैं और जो थोड़ा करे भी 
जावें तो अभाव के सबब से उनको उसमें रस नहीं 
आता है इस वास्ते आहिस्ता २ कम करते जाते हैं और 
प्रीति और प्रतीत में बड़ा खलल पड़ जाता है।। 


१२ - ऐसी हालत में जो कोई दुनिया के बड़े 
आदमी का (जो सतसंग में शामिल है) सहारा मिल 
जावे, तो अलबत्ता इन जीवों को बहुत मदद हो जाती 
है और उनकी भक्ति और अभ्यास थोड़ा बहुत जारी 
रहता है। इन जीवों का काम संत सतगुरू और सच्चे 
मालिक राधास्वामी दयाल अपनी मेहर और दया से 
आहिस्ता २ बनाते जाते हैं और किसी न किसी तरह 
का सहारा वक्‍त २ पर देकर भक्ति में उनका निर्वाह 
कराते हैं और जब कुछ अंतर में रस और आनन्द इन 
जीवों को मिलने लगता है और परमार्थ के बचन 
सतसग में सुन कर समझ बढ़ती जाती है, तब यह 
लोग भी भक्ति में मज़बूत होते जाते हैं और आहिस्ता 
आहिस्ता दरजा उनका बढ़ता जाता है।। 


१३ - चौथे दरजे के जीव निपट ससारी और भोगी 
कहलाते हैं। इनके मन में सिवाय दुनिया के भोग 
बिलास और धन और मान बड़ाई के हासिल करने के 
और चाह जबर नही हे। यह हमेशा परमार्थ की हँसी 
उड़ाते हैं और परमार्थियो को नादान समझ कर उनके 
चाल ढाल की निदा करते रहते है। इनको मालिक का 
यकीन या खौफ या प्यार बिलकुल नही होता है, 
अलबत्ता अपने ससारी फायदे और नामवरी के वास्ते 
चाहे जिसको (जब २ ऐसा मौका आन पड़े) पूजने 
लगते हैं और लन और धन भी खर्च करते हैं पर 


| २५०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


निरमल परमाथी काम इन से बिलकुल नहीं बन सकता 
है और न परमार्थ के उपदेश करनेवालो या परमार्थ की 
कमाई करनेवालो पर भाव और प्यार आ सकता है। 
इस वास्ते यह जीव सच्चे मालिक के प्रेम और भक्ति से 
हमेशा खारिज रहते है। इस वास्ते सच्चे परमार्थी जीवो 
को चाहिये कि वे चाहे जिस दरजे के होवें (यानी उत्तम 
या मध्यम या निकृष्ट) ऐसे जीवों के सग और सुहबत 
और सलाह से जिस कदर बन सके, हमेशा अपना 
बचाव रक्रबें, क्योकि वे आप सच्ची भक्ति नहीं करते 
और दूसरों को जो सच्ची भक्ति करते हैं, उनके काम 
और इष्ट से हटाने में बड़ी कोशिश करते हैं।। 


१४ - सत सतगुरू दया करके फरमाते है कि कुल्ल 
जीवों को मुनासिब और कर्तव्य है कि अपने जीव के 


फायदे के वास्ते सच्चे परमार्थी या साधगुरु या सत 
सतगुरू का खोज करते रहेँ और जहाँ कहीं सच्चे 
परमार्थ की रीत जारी होवे यानी सच्चे मालिक सत्तपुरुष 
राधास्वामी दयाल की भक्ति का उपदेश दिया जाता 
होवे और भेद रास्ते का और जुगत उस पर चलने की 
सुरत शाब्द अभ्यास के साथ बताई जाती होवे, वहाँ 
जाकर जरूर शामिल होवें और कोई दिन सतसंग 
करके महिमा सच्चे मालिक और सच्ची भक्ति और सच्चे 
मार्ग और अभ्यास की खूब गौर करके सुने और समझे 
और दुनिया के हाल और कारोबार को अच्छी तरह से 
देखे और विचार करें कि कोई चीज यहाँ ठहराऊ नहीं 
है और यह देश सुरत यानी रूह के रहने का नहीं है, 
उसका निज घर माया की हद के पार है और वही 
निर्मल चैतन्य देश सच्चे मालिक का धाम है।। 


| ३५] घपहलाभाग [२५१ | भाग 
१५ - जो इस तरह बरताव करेंगे तो आहिस्ता 
आहिस्ता उनके मन में सच्चे मालिक और उसके सच्चे 
धाम की थोड़ी बहुत प्रतीत और शोक उसके मिलने का 
पैदा होगा और जिस कदर सच्चे गुरु ओर सच्चे प्रेमियों 
का सग होता जावेगा, उसी कदर यह प्रीति और प्रतीत 
बढ़ती जावेगी || 
१६ - जब यह प्रीति और प्रतीत किसी कदर 
मजबूत हो जावे, तब मुनासिब है कि मार्ग के भेद और 
उस पर चलने की जुगल का उपदेश लेकर थोड़ा बहुत 
अभ्यास अतर में शुरू करें, तब जिस कदर मन और 
सुरत स्वरूप के ध्यान और शब्द के सुनने में शोक के 
साथ लगेंगे, उसी कदर अन्तर मे रस और आनन्द 
मिलता जावेगा और दिन दिन मन निश्चल और चित्त 
निर्मल होता जावेगा ओर गुरु और मालिक के चरनो में 
उमंग के साथ प्रेम पैदा होता जावेगा और चरनों की 
प्रतीत गहरी और मजबूत होती जावेगी । | 
१७ - अब मालूम होवे कि जिस कदर मन में 
ससार के भोगों की चाह जबर होगी, उसी कदर 
संसारी तरगें हर वक्‍त उठती रहेगी और मन को चंचल 
और मलीन करती रहेगी । फिर ऐसे मन में मालिक का 
भाव और प्यार नहीं ठहर सकता । इस वास्ते कुल्ल 
परमार्थी जीवों को मुनासिब है कि जो वे अपने सच्चे 
मालिक के चरनों का नित्य आनन्द और रस लेना 
चाहते हैं, तो दुनिया के भोग और बिलास की चाह कम 
करते जावें और फिजूल कामो और भोगों में अपना 
बरताव घटाते जावे, तो आहिस्ता आहिस्ता एक दिन 
सफाई हो जावेगी और चरनों का प्रेम पैदा होकर बढ़ता 
जावेगा । | 


4 


| २५२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


१८ - दुनियादार लोगों को भी मुनासिब है कि जो 
सतसग सच्चे गुरु और सच्चे परमार्थियो का न कर 
सके, तो उनके साथ प्यार और भाव रक्खे और जब 
कभी मौका होवे, तिथि त्यौहार और कारज व्यवहार के 
दिन दर्शन और कुछ सेवा करते रहें, तो उनके जीव 
का भी थोड़ा बहुत गुजारा और चौरासी के चक्कर से 
बचाव हो जावेगा ।। 


१९ - जो कोई चरनों मे प्रीति और प्रतीत पैदा 
करना और फिर उनको बढ़ाना चाहे तो उसके वास्ते 
मुख्य उपाय यह हैं: - 


(१) सतसग मे शामिल होकर बचन चित्त से सुनना 
और गौर के साथ समझना | | 


(२) राधास्वामी दयाल की सर्व समर्थता और दयालुता 
के बचन सुन कर यकीन करना और यह कि 
सिवाय सुरत शाब्द मार्ग के दूसरा सीधा और 
आसान और पूरा रास्ता सच्चे और पूरे उद्धार 
के हासिल करने के लिये नहीं है।। 


(३) सुरत शाब्द मार्ग की ऐसी महिमा समझ कर 
उसके अभ्यास की जुगत दरियाफ्त करके कार्रवाई 
शुरू करना । | 

(४) मन और इन्द्रियो को थोड़ा बहुत रोक कर 
स्वरूप के ध्यान और अंतर शाब्द के श्रवण में 
तवज्जह के साथ अभ्यास करना।। 


(५) सच्चे प्रेमियों से प्रीति भाव के साथ बरताव 
करके उनके सग से फायदा उठाना और जो 
भक्ति की रीत में वे बरताव करें, उनका सग 


| ३५]... पला भागा [२५३ | भाग 


देना यानी आप भी थोड़ा बहुत उसके मुवाफिक 
बरतना | | 


(६) राधास्वामी दयाल की बानी का समझ २ कर 
और उसके अर्थ अपने ऊपर घटा कर थोड़ा 
बहुत हर रोज़ पाठ करना।। 


(७) सलसग के वक्त सतगुरु के दर्शन दृष्टि जमा 
कर करना और अपने मन और सुरत को ऊचे 
मुकाम पर ठहरा कर बचन सुनना और फिर 
उनका मनन और विचार करके जो जो बचन 
आपने वास्ते मुनासिब और मुफीद मालूम होवे, 
उनके मुवाफिक कार्रवाई करना ।। 


(८) तन मन धन से अपने प्रेम और उमग के 
मुवाफिक (जो अतर बाहर थोड़ा बहुत रस और 
आनद पाकर पैदा होवे) सत सतगुरु या साध 
गुरु और प्रेमी जन और शब्द अभ्यासी साधुओं 
की सेवा करना || 

(९) पिछले और हाल के यानी अपने वक्त के 
गुरु-भक्तो की चाल को सुन कर और देख कर 
उसके मुवाफिक जिस कदर मुनासिब और 
फायदेमन्द मालूम होवे, पैरवी करना ।। 

(१०) अतर में कई बार दिन रात मे थोड़ी थोड़ी देर 
चित्त को चरनों मे जोड़ कर चरन रस लेना और 
इस अभ्यास को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाना ।। 


(११) नित्त सत्तपुरुष राधास्वामी दयाल की दया 
और मेहर और सतगुरु की मदद और मेहरबानी 
का गुन गाते और शुकराना करते रहना ।। 


| २५४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


(१२) जगत के परमार्थ की चाल और कर्म धर्म में 
जग जीवों का बरताव देख कर उसको, 
ब-मुकाबले अंतरमुख ऊँचे और गहरे और सच्चे 
परमार्थ राधास्वामी मत के, ओछा और पोच 
समझ कर उस से बचे रहना और अपने भागो 
को सराहना और किसी से इज्जत और तकरार 
बे-फायदा न करना और न किसी पर तान 
मारना | 

(१३) अपने मन और इन्द्रियों की चाल को निरखते 
चलना और फिज़ूल लरगों और चाहो को हटाते 
रहना । | 

(१४) सच्चे मालिक राधास्वामी दयाल और सत 
सतगुरु की दया को अतर और बाहर परखते 
चलना और चरनो मे प्रीति प्रतीत बढ़ाते रहना | | 


(१५) अपनी ना-लायकी और निर्बलता की जाँच 
करके सर्व अग करके राधास्वामी दयाल की 
सरन दूढ़ करना और बे-फायदा घबराहट छोड़ 
कर धीरज के साथ दुरुस्ती से अभ्यास मे लगे 
रहना । | 

(१६) सतसंग और अभ्यास के समय दूसरे ख्यालों 
को जिस कदर बन सके, मन में न आने देना 
और जो ऐसे ख्याल पैदा होवें तो सुमिरन और 
ध्यान के बल से हटाते रहना ।। 


(१७) जिस सग और सुहबल और तमाशे से मन में 
-चचलता और मलीनता यानी भोगों की चाह पैदा 
होवे, ऐसे सग ओर लमाशे वगेरा से हमेशा जहाँ 
तक बन सके, बचते रहना ।। 


| ३५] पहलाभाग [२५५ | भाग 

(१८) जब कोई सशय या भरम या निरासता मन में 

जाहिर होवे, उसको फौरन अपने सतसंग की 

समझ के मुवाफिक विचार करके या सलगुरु या 

प्रेमी सलसगी के सामने बयान करके या बानी में 

से उसी किस्म के बचन निकाल कर गौर के 

साथ पाठ करके, जिस कदर जल्दी बन सके, 

उसको दूर करना कि जिस मे प्रीति ओर प्रतीत 
और अभ्यास मे विघ्न न पड़े।। 


(१९) किसी सलसगी की चाल ढाल ना-मुनासिब 
देख कर या सतसग की कोई रीत अपनी समझ 
के मुवाफिक फिजूल जान कर सतगुरु और 
सलसग मे अभाव न लाना, क्योंकि सलसग बेड़ा 
है ओर इसमे हर किस्म के जीव शुद्ध और मेले 


शामिल होवेगे और जो सच्चे होकर लगेंगे, 
उनकी चाल आहिस्ता आहिस्ता बदलती जावेगी । 


(२०) परमार्थी को अपने काम बनाने का मतलब 
नजर में रखना चाहिये और ओरों के काम में 
दखल देना अपना अकाज करना है।। 


(२१) जिन सलसगियों पर अपना भाव होवे, उन से 
मेल करना मुनासिब है ओर जिनकी चाल अपनी 
तबियत के मुवाफिक न होवे, उनसे मेल करना 
जरूर नही है और किसी से ईर्षा या विरोध चित्त 
में नहीं लाना चाहिये और न किसी पर तान का 
बचन लगाना चाहिये क्योकि इसमे अपने प्रेम 
और भक्ति में बे-फायदा विघ्न डालना होता है 
और ऐसे शख्स अकसर सलसग और अभ्यास 
से दूर पड़ जाते हैं।। 


| २५६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 

(२२) जहाँ तक बन सके और जहाँ अपना किसी 

तरह का ताल्लुक न होवे, वहाँ किसी का ऐब या 

बुराई देख कर उसका दूसरे से जिकर करना 

या अपने मन में उसका ख्याल रखना नहीं 

चाहिये, क्योकि ऐसी कार्रवाई से उस ऐब या 

बुराई का असर और नुकसान ऐब देखने वाले 

के मन में पैदा होगा और इसमें बे-मतलब 
उसका अकाज होता है।। 


(२३) शील और क्षमा को जहाँ तक बन सके, हर 
जगह और हमेशा काम में लाना चाहिये यानी 
सख्ती और तकलीफ और कड़वे बचन और 
तान की बरदाश्त करनी चाहिये और जल्दी 
भड़क कर झगड़ा और बरखेड़ा पैदा करने और 
बढ़ाने की आदत छोड़ना चाहिये। यह आदत 
ससारियों की है कि अपना अहंकार और मान 
बड़ाई का ख्याल करके जल्दी लड़ने को तैयार 
हो जाते हैं, पर परमार्थी को दीनता और गरीबी 
के साथ बरताव करना चाहिये। जो और कोई 
जगह इसका ख्याल कम रहे, तो सलसग मे 
जरूर लिहाज इस बात का रखना चाहिये कि 
किसी सतसंगी से झगड़ा और बखेडा पैदा न 
होवे। | 


(२४) सत सतगुरु से रूठना या नाराज़ होना नहीं 
चाहिये। इस मे प्रेम अग को बड़ा झकोला 
लगता है। जो वे कभी बचन ताड़ना या समझती 
का कहें, उसको चित्त देकर सुनना और उसके 


| ३५] पहलाभाग [२५७ | भाग 


मुवाफिक, जहाँ तक बन सके, कार्रवाई करना 
-चाहिये। | 


(२५) जो कोई सलसगी किसी दूसरे सतसंगी की 
बुराई या निन्दा करे तो उसको नही सुनना 
चाहिये और उसको समझाना चाहिये कि यह 
आदत निहायल नाकिस है, बल्कि ससारियो में 
भी यह आदत बहुत बुरी समझी जाती है, 
क्योंकि जो कोई एक की बुराई और निदा 
करता है, वह इसी तरह सब की बुराई और 
निदा करता फिरेगा और अपना भारी अकाज 
करता है कि उसके मन में सच्चे मालिक और 
गुरू का प्रेम कभी नहीं ठहरेगा और दूसरे के 
प्रेम ओर भक्ति को भी गदला करता है। परमार्थी 
को मुनासिब है कि हमेशा सब के गुन देखता 
रहे और औगुन दृष्टि न लावे और जो किसी 
सतसंगी मे कोई औगुन नज़र पड़े, तो उसको 
एकान्त में प्यार से समझा देवे और जो वह उस 
औगुन को न छोड़े तो सतगुरू से इत्तला करे, 
वे जेसा मुनासिब समझेगे, कार्रवाई करेंगे। पर 
इसको चाहिये कि फिर उसका ख्याल अपने मन 
मे न रक्‍्खे | | 


मत देख पराये औगुन। 
क्यो पाप बढ़ावे दिन दिन।। 
मक्खी सम मत कर भिन भिन। 
नहिं खावे चोट तू छिन छिन।। 
देखा कर सब के तू गुन। 
सुख मिले बहुत तोहि पुन पुन।। 


| २५८]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 
२० - यह सब बाते जो ऊपर लिखी गईं, प्रेम के 
जगाने वाली और बढाने वाली है और हर एक परमार्थी 
को मुनासिब हैं कि जहाँ तक बन सके, उनके मुवाफिक 
कार्रवाई करे। राधास्वामी बड़े दयाल हैं, भूल चूक 
हमेशा माफ करते हैं, पर जीव को चाहिये कि अपनी 
हालत और भूल चूक को निहारता चले और जब जब 
कोई कसर पड़े, तब लब अपने मन में पछलावे और 
शरमावे और माफी मागे । | 


२१ - जो लोग कि भजन और ध्यान में रस न 
मिलने की शिकायत करते हैं, उनको चाहिये कि अपने 
मन और इन्द्रियो की हालत की परख करते रहे और 
जो कसर अभ्यास में उनकी लरफ से मालूम पड़े, 
उसके दूर करने में राधास्वामी दयाल की दया का बल 


लेकर कोशिश करते रहे। जिस कदर सफाई मन और 
इन्द्रियो की होगी और जिस कदर प्रेम या उमग या 
विरह अग लेकर वे अभ्यास में लगेंगे, उसी कदर रस 
मिलता जावेगा । बे-फायदा घबराहट और जल्दी करना 
मुनासिब नहीं है। यह काम आहिस्ता आहिस्ता करने 
का है और आहिस्ता आहिस्ता सफाई होगी और अलर 
मे रस और आनद मिलता जावेगा।। 


बचन छत्तीसरवो 
धर्म और कर्म का बयान 
१ - धर्म मतलब उन कायदे और दस्तूर से है कि 
जिनके मुवाफिक हर एक आदमी को कर्म ओर करतूत 


| ३६ |]... पला भागा [२५९ | भाग 


परमार्थ की करना चाहिये और अपने चाल चलन और 
बर्ताव को दुरुस्ती से सम्हालना चाहिये।। 


२ - कर्म मतलब उस करतूत से है कि जो मन 
और इन्द्रियो से जाहिर में बने, चाहे वह परमार्थी होवे 
या संसारी और शुभ होवे या अशुभ | | 


३ - यहाँ परमाथी धर्म और कर्म का जिकर किया 
जाता है। | 


४ - जो कोई सच्चा परमार्थी हे और सच्चा परमार्थ 
कमाना चाहता है, उसको मुनासिब है कि सच्चे धर्म 
और कर्म के मुवाफिक अपना बर्ताव करे । | 


५ - सच्चा धर्म यह है कि अपने सच्चे मालिक और 
माता पिता का भेद और पता दरयाफ्त करके उसकी 
भक्ति करे यानी सच्चे और कुल्ल मालिक राधास्वामी 
दयाल के चरनों में प्रीति और प्रतीत करे और उनके 
धाम में पहुँचने और उनके दर्शन करने की जुगत सत 
सलगुरु से हासिल करके नित्त उसका अभ्यास करे 
और अपने अभ्यास का फल देखता जावे कि उस के 
मन और सुरत आहिस्ता आहिस्ता पिंड देश से थोड़े 
बहुत न्यारे होकर ऊँचे की तरफ यानी अपने सच्चे ओर 
कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल के धाम की तरफ घट 
मे चढ़ते और चलते जाते हैं।। 


६ - सच्चा कर्म यह है कि जिस करतूत से मन 
और सुरत की अलेहदगी पिंड देश से और चढ़ाई पिंड 
और ब्रह्माड के पार सतो के देश की तरफ आसान 
होती जावे और जिससे दिन दिन इस काम में मदद 
मिलती जावे। | 


| २६०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 
७ - और वह सच्चा कर्म यह है कि 


(१) नित्त सत सतगुरु या साधगुरू या प्रेमी अभ्यासी 
जन का या सत सतगुरु की बानी और बचन 
का चित्त और तवज्जह और शौक के साथ 
सलसग किया जावे।। और 

(२) तन मन और धन से जिस कदर अपनी ताकत 
के मुवाफिक बन सके, सत सलगुरु या साध 
गुरू या प्रेमी जन की सेवा उमंग और भाव के 
साथ की जावे ।। और 


(३) सच्चे नाम का मन से सुमिरन और सच्चे नामी 
के स्वरूप का प्रेम और भाव के साथ जिस रीत 
से कि सत सतगुरु बतावें, अपने घट में ध्यान 
किया जावे।। 


(४) सच्चे भूखे और प्यासे और नगे को बगैर ख्याल 
जात और कौम और किसी वास्ते के, अपनी 
ताकत के मुवाफिक जिस कदर बन सके, अपने 
सच्चे मालिक और सच्चे माता पिता राधास्वामी 
दयाल के नाम पर अन्न दान और जल दान 
और वस्त्र दान दिया जावे और उस में अपनी 
नामवरी का ख्याल बिल्कुल न होवे और न 
मंगता से किसी किस्म की सेवा या खिदमत की 
उसके एवज में चाह और आस रक्री जावे ।। 


८ - इस तरह पर सच्चे परमार्थी को अपना धर्म 
और कर्म सम्हालना चाहिये और व्यवहार में दया भाव 
और सचौटी के सग जिस कदर मुमकिन और मुनासिब 
होवे, जीवों के साथ बरताव करना चाहिये और अपना 


| ३६ |]... पला भागा [२६१ | भाग 


चाल चलन भी इसी तौर पर दुरुस्त करना चाहिये कि 
मन से और बचन से और काया यानी कर्म से जहाँ तक 
हो सके, अपने निज मतलब के वास्ते या मन रजन के 
लिये, किसी जीवधारी को दुख और कलेश न पहुँचे, 
बल्कि जहाँ तक मुमकिन होवे, सुख और ख़ुशी पहुँचावे 
और जो ऐसा न कर सके तो दुख भी न पहुँचावे।। 


९ - जो तफसील कर्म की ऊपर लिखी गई है, 
इसी को संतमत के मुवाफिक शुभ कर्म समझना चाहिये 
और जो करनी इसके बर-खिलाफ है यानी सच्चे 
मालिक का खोज और उसकी भक्ति न करना और 
उसके दर्शनों की चाह का न होना और न उसके 
निमित्त जतन करना और न सत सतगुरु और प्रेमी जन 
की तलाश और उनका सग करना और न सच्चे गरीब 


और मुहताज की अपनी ताकत के मुवाफिक मदद 
करना वगेरा वगेरा यही अशुभ कर्म हैं ओर इसका फल 
यह मिलेगा कि सच्चे मालिक से दिन २ दूर होकर 
जनम मरन के साथ चौरासी जोन और नरको में दुख 
सुख भोगना पड़ेगा । | 


१० - और मतों में जो धर्म और कर्म वर्णन किये हैं, 
उनका मतलब सच्चे मालिक की प्राप्ति का नही है। जो 
धर्म या कायदे वहाँ मुकर्रर किये गये हैं और जो शुभ 
कर्म सुख के फल की आसा करके वहाँ कराये जाते हैं, 
जिस किसी से वे दुरुस्ती से बन आवें तो उनका 
फायदा यह होगा कि इस लोक मे या ऊँचे नीचे लोक 
या जोन में किसी कदर सुख मिलेगा पर जनम मरन 
का चक्कर दूर नही होगा और न सच्चे मालिक का 
दर्शन और उसके धाम में विश्राम मिलेगा | | 


| २६२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


११ - फिर जब कि धर्म और कर्म के बरताव मे सब 
जगह थोड़ा या बहुत तन मन धन जरूर खर्च करना 
पड़ेगा, तो हर एक सच्चे परमार्थी को चाहे मर्द होवे या 
औरत, मुनासिब और लाजिम है कि जहाँ तक हो सके 
संतों के बचन के मुवाफिक अपने धर्म और कर्म की 
सम्हाल करे तो उसका बहुत जल्द जनम मरन से 
छुटकारा होना मुमकिन है, नही तो हमेशा माया के घेरे 
में यानी काल देश में ऊँची नीची जोनों मे दुख सुख 
सहला रहेगा ।। 


१२ - जो कोई सतों के बचन के मुवाफिक कार्रवाई 
करेगा, उसको (सिवाय इसके कि एक दिन उसको 
सच्ची मुक्ति प्राप्त होगी और अजर अमर देश में आप 
अमर होकर सदा परम आनन्द को प्राप्त होगा) एक 


बड़ा फायदा यह हासिल होगा कि दिन दिन उसको 
थोड़ा बहुत रस और आनन्द सलसग और अभ्यास का 
मिलता जावेगा और सच्चे मालिक की दया उस पर 
दिन २ बढ़ती जावेगी और उसके साथ रस और 
आनन्द भी बढ़ता जावेगा ओर सतों के मत के मुवाफिक 
धर्म और कर्म यानी भक्ति और प्रेम और अभ्यास और 
अलर और बाहर सेवा करने की ताकत भी बढ़ती 
जावेगी और एक दिन सच्चा उद्धार और जनम मरन 
से हमेशा को बचाव हो जावेगा।। 


| ३७] पला भागा [२६३ | भाग 
बचन सेतीसवॉ 


मन ओर इच्छा का बयान 


१ - पिंडी मन और इच्छा, ब्रह्मांडी मन और माया 
की (जिनको ब्रह्म और माया ओर शिव शक्ति कहते हैं) 
अस हैं। इनका असली रुख बाहर और नीचे की तरफ 
है और जिस मसाले के यह बने हुए हैं, वह भी तीसरे 
दर्ज यानी ब्रह्माड के नीचे के आकाश का मसाला है। 
यह मसाला भी ब्रह्मांड के मसाले की निस्बत बहुत 
स्थूल है यानी स्थूल माया की मिलौनी उस मे ज्यादा 
है और उसके मुख का भी नीचे और बाहर की तरफ 
झुकाव ज्यादा है यानी माया के पदार्थो के साथ उसका 
मेल है और उन्ही से यह पिंडी मन और उसके औजार 
इच्द्रियाँ और देह अपना आहार और ताकत लेते हैं।। 


२ - जब कि इस मन का यह हाल हे, तब जाहिर 
है कि इसका असली झुकाव इन्द्रियो के वसीले से भोगों 
की तरफ बहुत है, पर उसमे चैतन्य शक्ति जिस से वह 
काम दे रहा है, सुरत की धार की है।। 


३ - पहले इस मन मे इच्छा उठती है यानी एक 
किस्म की हिलोर पैदा होती है और जिस किस्म की वह 
इच्छा है यानी जिस इन्द्रिय के भोग की चाह है, उसी 
इन्द्रिय की लरफ पहले मन में हिलोर उठ कर और 
फिर धार पैदा होकर रवाँ होती है और जो भोग का 
पदार्थ सन्मुख है तो उसका वह इन्द्रिय भोग करती है 
और जो भोग का पदार्थ मौजूद नहीं है, तो उसकी 
प्राप्ति के लिये जो जतन दरकार है, उस जतन में 
कारज करने वाली इन्द्रिय के द्वारे लग जाती है।। 


| २६४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


४ - सुरत की शक्ति की धार सिर्फ मन तक आती 
है और उस चैतन्य को जो मन-आकाश में है, मदद 
और ताकत देती है। फिर वहाँ से मन-आकाशा के 
चैतन्य की धार पैदा होकर इन्द्रिय द्वार पर आती है 
और इन्द्रिय द्वार से जो इस आकाश के चैतन्य की 
धार है, उससे मिल कर भोगों और पदार्थो मे बाहर 
जाती है और इसी तरह मन-आकाश से मुवाफिक 
इच्छा या चाह के, धार पैदा होकर पिंड में इन्द्रिय द्वार 
और नीचे की तरफ जाती है और अग अग को ताकत 
देती है।। 


५ - अब समझना चाहिये कि जब कि मनाकाश से 
धार मुवाफिक इच्छा के पैदा होकर रवा होती है, तो 
पहले सच्चे परमार्थी को मुनासिब है कि अपनी इच्छा 
की सम्हाल करे और यह सम्हाल बिना सत सतगुरु या 
साधगुरु या सच्चे प्रेमीजन के सग और उपदेश के नही 
हो सकती है। । 


६ - सग से मतलब यह है कि सत सतगुरु और 
साध या प्रेमी जन की रहनी देख कर और उनके सग 
रह कर उनकी सी रहनी रहना शुरू करे यानी उनकी 
चाल के मुवाफिक यह परमार्थी भी अपनी पहली चाल 
को बदल कर चलना इखितियार करे, तब कोई दिन मे 
असर उनके उपदेश और बचन और रहनी का इसके 
दिल में पैदा होगा और तब इस का मन उन की चाल 
के साथ ख़ुशी से मुवाफिकत करना शुरू करेगा ।। 


७ - मालूम होवे कि इच्छा के पेदा होने के तीन 
सबब हैं। एक सग, दूसरा तमाशा और नजारा यानी 


| ३७] पहलाभाग [२६५ | भाग 
सेर और देखा भाली और तीसरा जरूरत और 
एहतियाज | | 
८ - अब इन तीनों सबब का मुफस्सिल बयान 
किया जाता है - 


(१) पहिला सग - यह जाहिर है कि जेसा जिस को 
सग मिलेगा यानी जिस किस्म के आदमियो के 
साथ उसका मेल या रहना होगा, उसी किस्म 
की बोल चाल और चाल ढाल और आदत और 
स्वभाव और मन की और चाहें होवेंगी यानी 
जिस बाल या चीज को वे लोग पसन्द करते 
होंगे या जो काम वे करते होंगे और जो रीत 
रहनी और खाने पीने और पहिरने ओढ़ने की 
जारी होगी, तो सग करने वाले की भी वैसी ही 


आदत और चाह और पसन्द होगी और उसी 
सामान की रख्वाहिशे उसके मन में भरी रहेंगी 
और उनके पूरा करने के लिये जो जो जलन वे 
लोग करते होंगे, वह भी करेगा ।। 


(२) सैर और देखाभाली - इस से यह मतलब है कि 
जिस गाँव या कस्बे या शहर या देश में वह 
रहता है या जहाँ जहाँ सैर और तमाशे को जाता 
है और जो जो कारखाना और सामान और 
लोगों की रहनी और समझ बूझ ओर चाहें और 
करतूत वह आँख से देखता है और जिस जिस 
काम और चीज़ की तारीफ और बड़ाई सुनता 
और देखता है, उन्ही काम और चीजों की बड़ाई 
उसके मन मे समाती जाती है ओर उन्ही सामान 
और असबाब के हासिल करने की चाह पैदा 


4 


(३) 


¢ 


| रक्ष] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


होती है और उनकी प्राप्ति के लिये जैसी जैसी 
करतूत लोगों को करते देखता है, उसी काम के 
करने की ख्वाहिश बढ़ती जाती है।। 


जरूरत और एहतियाज - इस से यह मतलब है 
कि जिन २ चीज़ों या सामान की जैसे खाने और 
पीने और पहिरने और ओढ़ने की या और 
रोजमर्रा के बरताव और गुजारे के लिये दुनिया 
में मुवाफिक हैसियत और रहनी अपने मेलवालों 
के जरूरत इसको होवेगी, उन चीजों और 
सामान की चाह मन में जरूर उठेगी और उनके 
हासिल करने के वास्ते जो २ जलन या करनी 
आम तौर पर लोगों को करते देखेगा, उसी 
मुवाफिक आप भी चाह उठा कर मेहनत और 
जलन करेगा । | 


- इन तीनो ऊपर के लिखे हुए सबब से जो चाह 


और हालत मन में पैदा होती है, वह इन किस्मो मे से 


होगी | | 
(१) 
(२) 


(३) 
(४) 


स्त्री और पुत्र और धन की चाह और मुहब्बत।। 


मान बड़ाई और हुकूमत की चाह और उस मे 
बधन | | 


अहकार अपनी जात पात और खानदानी 
बुजुगी और धन और हुकूमत और बड़ाई का ।। 
तन मन और इन्द्रियो के भोग बिलास और ऐश 
और आराम की ख्वाहिश और उसके प्राप्ति के 
लिये फिकर और मेहनत || 


| ३७] पला भागा [२६७ | भाग 


१० - जो कोई समझदार और विचारवान आदमी 
है, वह दुनिया के कारोबार और जीवों की मौत और 
भोगों और पदार्थों की नाशमानता और लोगों की 
ख़ुद-मतलबी के साथ मुहब्बत और दुक्ख और दर्द में 
धन और मान बड़ाई और हुकूमत और कुटुम्ब परिवार 
से कुछ मदद और सहारे के न मिलने का हाल देख 
कर, जरूर अपने मन मे ख्याल करेगा कि जिस कदर 
लोग मेहनत और जतन वास्ते पूरा करने अनेक चाहो 
के जो मन में भरी हुई हैं, करते हैं, वे सब कुछ तो 
बिल्कुल फिज़ूल और कुछ जरूरी है और सच्चा और 
पूरा सुख का फायदा इन मे बहुत कम है ओर जब दुख 
या दर्द पैदा होवे या मौल आ जावे तो उसका फल एक 
छिन में जाता रहता है या कुछ अपने मुफीद-मललब 
नही होता है और कोई कोई दुक्ख का जेसे भारी रोग 
और सोग का कोई जलन और इलाज नहीं है कि 
जिससे वे दूर हो जावें और ऐसी हालत में चाहे सब 
तरह के सामान सुख के हासिल भी हैं, वे सब के सब 
फीके और बेकार हो जाते हैं।। 


११ - फिर ऐसे विचारवान के दिल मे जरूर तलाश 
इस बाल की पैदा होगी कि यह जीव कहाँ से आता है 
और कहाँ जाता है और वहाँ दुख पाता है या सुख, और 
दुख के हटाने और सुख की प्राप्ति के वास्ते कौन 
जलन मुनासिब है और किस तरह इस दुनिया में 
बरताव या गुजारा करना चाहिये कि जिस से दुख कम 
होवे और सुख ज्यादा मिले और आइन्दा को बाद 
छोड़ने इस देह के भी सुख मिले और दुख न होवे और 
यहाँ की जिन्दगी मे जो मेहनत और मशक्कत करनी 
पड़ती है और अनेक तरह की फिकर और चिता घेरे | 


| २६८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


रहती है, उस से थोड़ा बहुत बचाव किस तरह से होवे 
और ऐसी कौन सी तदबीर है कि जिस से मौत का दुख 
कम व्यापे या बिल्कुल न व्यापे।। 


१२ - ऐसे सोच विचार की हालत में जिस जीव को 
भाग से सतो का या उनके प्रेमियों का सग मिल जावे, 
तो उनके बचन चित्त से सुन कर सब सदेह और भरम 
इसके आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जावे और अपने सच्चे 
मालिक और निज घर का पता और भेद और जुगल 
उसके प्राप्ति की मिल जावे और दुक्खों से बचने और 
परम आनन्द के हासिल करने का भी जलन इसकी 
समझ मे आ जावे। फिर जिस कदर यह शख्स उनका 
तन मन से सग करेगा और उनके बचन और उपदेशा 
के मुवाफिक कार्रवाई करेगा, उसी कदर दिन दिन 
उसको अपने अतर मे फायदा मालूम होला जावेगा ।। 


१३ - अब ऐसे शख्स को मुनासिब और लाज़िम 
होगा कि सत सतगुरु और साध ओर प्रेमी जन का सग 
करके अपनी पिछली चाल ढाल और रहनी और चाहो 
को जिस कदर जल्दी मुमकिन होवे, बदलता जावे ओर 
संतो के बचन के मुवाफिक सच्चे परमार्थियो की रहनी 
और बरताव इस््तियार करे | जिस कदर तन मन और 
तवज्जह के साथ यह शख्स सग करेगा और जिस 
कदर गौर और विचार के साथ प्रेमियो की रहनी और 
रीत समझ कर और उसके मुवाफिक कार्रवाई शुरू 
करेगा और अपनी पिछली हालत और चाल और 
स्वभाव और चाहा को निरख परख कर जिस कदर उन 
में फिजूल और ना-मुनासिब होवें, उनको आहिस्ता 
आहिस्ता छोड़ता जावेगा और सच्चे मालिक के मिलने 


| ३७] पला भागा [२६९ | भाग 
और अपने निज घर में पहुँचने का इरादा मज़बूत करके 
सचौटी के साथ जो जुगत कि संत बतावे, उसके 
अभ्यास में लगेगा, उसी कदर उसके मन और इच्छा 
का रंग बदलता जावेगा और जो झुकाव उनका दुनिया 
और उसके भोग बिलास और पदार्थों को बड़ा समझ 
कर बाहर और नीचे की तरफ हो रहा है, वह भी बदल 
कर ऊपर की लरफ यानी सच्चे मालिक के धाम और 
निज घर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जावेगा 
और जिस कदर मन और सुरत की चढ़ाई ऊँचे को घट 
मे होती जावेगी, उसी कदर मन और इच्छा का खमीर 
यानी मसाला भी निर्मल होता जावेगा। जैसे जिस कदर 
नीचे की हवा ऊपर की तरफ चढ़ी जाती है, उसी 
कदर उसकी कसाफत और मलीनता दूर हो कर 
सीतलता और ताजगी बढ़ती जाती है, इसी तरह एक 
दिन उस अभ्यासी की सुरत तन मन और इच्छा और 
माया के देश से न्यारी होकर और निर्मल चैतन्य देशा 
में पहुँच कर अपने सच्चे मालिक का दर्शन पावेगी और 
अमर अजर होकर परम आनन्द को प्राप्त होगी और 
रोग सोग और जनम मरन के दुक्ख से पूरा छुटकारा 
हो जावेगा | | 


१४ - परमार्थी जीवो को अच्छी तरह समझना 
चाहिये कि सिवाय सत सतगुरु या उनके प्रेमियों के 
संग के जो २ बात ऊपर लिखी हैं, और किसी तरह से 
हासिल नहीं हो सकतीं, क्योंकि और मतों में बाहर के 
कर्म और धर्म का पसारा और बिस्तार बहुत किया है 
और सच्चे मालिक और उसके निज धाम का पता और 
भेद साफ २ तौर पर नहीं वर्णन किया है और जुगल 

उसके प्राप्ति की ऐसे आसान तौर पर कि जिस में| 


| २७०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


गृहस्थ और विरक्त और औरत और मर्द सब कोई 
बिला दिक्कत शामिल हो सकें, बिल्कुल नहीं बलाई है। 
फिर जीव बिचारे हमेशा डावाँडोल रहते हैं और भरम 
और संदेह उनके बिल्कुल दूर नहीं होते और न सच्चा 
सुख और आनद उनको बाहर की करनी में प्राप्त होता 
है और जो किसी मत मे अलर की करनी भी बताई है, 
वह भी पिंड के अंतर की है, चढ़ाई और पिंड के पार 
जाने की जुगल उस में बिल्कुल नही समझाई है। बल्कि 
उन मतों मे चढ़ने और चलने का ज़िकर भी बहुत कम 
है। फिर जीव से यह मलीन देश जहाँ कि मलीन माया 
और इच्छा और मलीन मन दुनिया का काम दे रहे हैं, 
कैसे छूटे और निर्मल चैतन्य देश में केसे पहुँचे और जो 
दुक्ख सुक्ख और अनेक तरह की तकलीफे इस मलीन 
देश में माया की मिलोनी के सबब से पेदा होती हैं और 
सब जीव उन को सह रहे हैं, उनसे केसे बचाव होवे।। 


१५ - इस वास्ते सच्चे परमार्थी जीवो को मुनासिब 
है कि संतों की जुगत लेकर अपना काम बनाना शुरू 
करें, पर इस कदर ख्याल रवरवे कि जितनी बने और 
जिस कदर हो सके, अपने मन और इच्छा की हालत 
बदलें और यह हालत बगेर सतो की जुगत के अभ्यास 
के जिससे यह मलीन देश और मलीन मन और मलीन 
माया और इच्छा से दिन २ अलेहदगी होती जावेगी, 
किसी सूरत में और किसी तरह से हासिल नहीं हो 
सकती । इस वास्ते चाहिये कि अभ्यास नित्त होशियारी 
के साथ करें और अपने मन और इच्छा की हालत 
परख २ कर सतो के बचन के मुवाफिक सम्हालते और 
बदलते जावें। इस काम में सुरत शब्द का अभ्यास 
| उनको मदद देगा और जो सचोटी के साथ यह अभ्यास | 


| ३८]... पला भागा [२७१ | भाग 
शुरू करेंगे और सच्चे मालिक राधास्वामी दयाल और 
उनके सतसंग की सच्चे मन से सरन लेवेंगे, तो 
राधास्वामी दयाल कुल्ल मालिक अंतर में दया करते 
जावेंगे और अपनी मेहर और दया से अभ्यासी का काम 
बनाते जावेंगे यानी दिन २ उसकी तरक्की होती जावेगी 
और उसके साथ अतर और बाहर और व्यवहार और 
बरताव और चाल ढाल में भी सफाई होती जावेगी और 
एक दिन सब काम दुरुस्ती के साथ बन जावेगा यानी 
सच्चा और पूरा उद्धार हासिल होगा।। 


१६ - ससारी लोगों के सग से मन मे मलीन इच्छा 
और तरंगें यानी दुनिया के भोग बिलास की चाह पैदा 
हुई थी, सो सत सतगुरु और उनके प्रेमी जन और 
उनकी बानी का सग करके इच्छा बदलेगी और जो 
कोई अपनी इच्छा के बदलने मे थोड़ी बहुत कोशिशा 
नहीं करते जावेगे, उनको भजन और अभ्यास का भी 
रस कम आवेगा और राधास्वामी दयाल की दया की भी 
परख अतर में नही आवेगी और न अपने मन के 
विकारों की खबर पड़ेगी और न उनके दूर करने का 
जतन दुरुस्ती से बन पड़ेगा। फिर ऐसे लोगो की संत 
मल की प्रतीत का भी पूरा २ भरोसा नहीं हो सकता 
और न उनकी राधास्वामी दयाल और गुरू के चरनो में 
प्रीति बढ़ेगी । । 


| २७२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 
बचन अआअडतीसवाँ 


मन की भूल भरम और गफलत 
और बे-परवाही 


१ - मन मे भूल और भरम निहायत दरजे की धसी 
हुई है। सबब इसका यह है कि अनेक ख्याल और 
अनेक कामो का फिकर और अनेक बातो का बन्दोबस्त 
वाजिबी और जरूरी या फिज़ूल इसने अपने सिर पर 
ले लिया है और कोई वक्त ऐसा नही होता है कि जो 
यह मन खाली और चुप बैठे | । 


२ - जो किसी वक्त कोई काम नहीं करता है तो 
हाल और आइन्दा के दुख सुख के ख़यालो में लगा 
रहता है और अपनी समझ के मुवाफिक तरह तरह की 
चाहो के पूरा करने की जुगत और जतन सोचता रहता 
है या किन्ही कामों की दुरुस्ती की आसा बाँध कर 
उनके सामान और तैयारी या उन के फल के भोगने के 
खयाल मे अपना वक्‍त खोता है और किसी से प्रीति 
और किसी से बैर विरोध और किसी से खौफ व खतरे 
के झगड़ीौ मे चक्कर खाया करता है और अपनी पिछली 
और हाल और आइन्दा की हालत की समझ के 
मुवाफिक अपनी तरह तरह की बड़ाई और मान के 
ख्याल उठा कर अहकार बढ़ाता है। 


३ - इन कामो मे यह मन हर वक्त ऐसा लिपटा 
रहता है कि कभी इसको निःचिताई और फ़ुरसल नहीं 
मिलती और जिस किसी के पास दुनिया का सामान 
और धन और कुटुम्ब परिवार ज्यादा है, उसी कदर वह 
मन और माया के पजे मे ज्यादा गिरिफ्तार रहता है।। 


N 


2 


| ३८]... पला भागा. [२७३ | भाग 

४ - अपने मरने का सोच बहुत कम आता है और 
इस बाल का विचार कि बाद मरने के क्या हाल होगा 
और यह जीव कहाँ जावेगा, कभी मन में नहीं आता है 
और जो किसी को मरते देखता है या किसी की मौल 
का हाल सुनता है, तो शायद थोड़ी देर के वास्ते 
उसका जिकर अफसोस या रज या अचरज के साथ 
करता है और फिर बहुत जल्द उसको भूल जाता है 
और दूसरे कामों या बातों के ख्याल में पड़ जाता है।। 


५ - सब में बड़े खयाल जो मन को घेरे रहते हैं, 
यह है। । 

(१) पहले फिकर धन के कमाने और बढ़ाने का है, 
जिस तरकीब और तदबीर और मेहनत से हो 
सके। 

(२) दूसरे अपनी और अपने कुटुम्ब परिवार की 
तरक्की और तन्दुरुस्ती और सलामती का। 

(३) तीसरे ऐश और आराम और मजे और स्वाद के 
पदार्थों को हासिल करके उनका भोग करना 
और उनकी सम्हाल और हिफाजत (रक्षा) करना। 

(४) चौथे वे काम सोचना और करना जिन में 
इसको मान बड़ाई और शोहरत* और हुकूमत 
और इरखितियार ज्यादा हासिल होवे।। 

६ - जो यह सब काम थोड़े बहुत इस जीव की 
ताकत के मुवाफिक मालिक की मौज से दुरुस्त बन 
जावे, तो फिर और उन्ही के बढ़ाने की फिकर मे और 
उनके प्राप्ति के अहकार में हर वक्‍त लिपटा रहता है 
और नित्त उनका सामान और असबाब बढ़ाता जाता है, 


(_  भज्यशाप्रसिद्धि | -यश। प्रसिद्धि | 


| २७४]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 
चाहे वह मुनासिब और जरूरी हैं या नहीं और जिन 
लोगो से इन कामों में मदद मिले या उनके वसीले से 
यह काम दुरुस्त बन जावें, उन की खिदमत और 
ख़ुशामद में अपना फाज़िल वक्‍त लगाता रहता है।। 


७ - खुलासा यह है कि दुनिया के सब कामों में, 
यह आदमी तन मन और धन और अपना वक्त लगाने 
को तैयार रहता है, जो उन में इन चारों पदार्थ कि 
जिनका ज़िकर दफा पाँच में हुआ है, प्राप्त या तरक्की 
मुमकिन होवे यानी दुनिया और उस के भोगों को ही 
एक बड़ी न्यामत' समझ कर उन्ही की कदर करता है 
और उन्हीं में दिल लगाता है। पर सच्चे मालिक का 
भजन और बन्दगी या अपने जीव के सच्चे कल्यान के 
वास्ते यह शख्स किसी किस्म की तलाश या मेहनत या 
खर्च करने में हमेशा कम-फ़ुरसती का उज पेश करके 
दिल चुराता है ओर जो कोई इस काम के लिये इस पर 
दबाव डाले तो फौरन अपनी बे-परतीती मालिक की 
तरफ से जाहिर करता है या यह कि वह मालिक किसी 
की बदगी और भजन का मोहताज और ख्वास्तगार? 
नहीं है या यह कि इन कामो की कोई जरूरत खास 
मालूम नहीं होती है या जीव के सच्चे मालिक की अंस 
और अमर होने की निस्बत अपना शक और शुबहा 
जाहिर करने को तैयार होता है या ऐसे सवाल पेश 
करता है जिनके जवाब हर एक आदमी न दे सके और 
जिस से परमार्थ के काम करने की जरूरत गलत 
साबित हो जावे, जैसे कि यह दुख सुख की रचना 
किस ने और क्यों करी और उसका क्या फायदा हे 


| २-इर्लभपदार्थ। २-चाहनेवाला | - दुर्लभ पदार्थ। २ - चाहने वाला। 


| ३८]... पला भागा [२७५ | भाग 
और जो संसार में भोग पैदा किये हैं, तो वे जरूर 
भोगने के वास्ते पैदा हुए हैं, फिर उन भोगों के हासिल 
करने और भोगने की इल्लल में जीवो को क्यो सजा या 
दड दिया जाता है या नीची ऊँची जोनो में क्यों भरमाया 
जाता है और ऐसी रचना कि इस में कोई दुखी और 
सुखी और कोई अमीर और कोई गरीब और मुफलिस* 
है किस वास्ते और किस कायदे से की गई और सब 
एक से क्यो नहीं पैदा किए और मालिक जो वह रहीम 
और दयाल है, तो ऐसी सख्ती और तकलीफ जैसे 
अकाल और मरी वगेरा जीवो पर क्यों रवा रखता है 
और जो वह सर्व समर्थ है तो आप ही हमारे मन को 
फेर कर हम से परमार्थ की करनी करा लेवे और फिर 
डन सवालों के साफ और सही जवाब हासिल करने के 
वास्ते भी कोशिश और तलाश पूरे गुरू की नही करता 
है, क्योकि ऐसे सवालों का जवाब सिफ संत या उनके 
प्रेमी अभ्यासी दे सकते हैं और भेष और पडित की 
ताकत नहीं कि वे जवाब माक़ूल देकर सवाल करने 
वाले की तसल्ली कर देवें।। 


८ - यह हालत मन की इस सबब से हो ग्ड कि 
यह मन और सुरत बहुत आरसे बल्कि अनगिनत काल 
से अपने निज स्थान से जुदा होकर अनेक जन्मों में 
संसार और उसके भोग बिलास में भरम रहे हैं और 
अपने निज घर की खबर और भेद बिल्कुल भूल गये 
और भरम कर ससार को अपना देश और इस देह को 
अपना रूप और दुनिया के भोगो को अपना अहार और 
सुखदाई और कुटुस्बियों को अपना सच्चा सुखचितक 
और मददगार समझा है और उन्हीं के वास्ते अपना 

(__१-गरीबनिर्ध। | - गरीब, निर्धन । 


| २७६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 
वक्‍त और अपनी चेलन्यता खर्च कर रहे हैं। यह बड़ी 
भूल और गफलत और नादानी है।। 


९ - और अब जो कोई घर का पता बलावे और 
सच्चे माता पिता कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल का 
भेद सुनावे, तो उसकी पूरी प्रतीत या बिल्कुल प्रतीत 
नही आती है और सबब उसका यह है कि काल पुरुष 
ने अपनी कलायें इस दुनिया मे भेज कर यानी पैदा 
करके अनेक मत और अनेक चाले जारी करी और 
अनेक इष्ट लोगो को बॅँधवाये और इन सब बातो और 
कामो में मन को किसी न किसी तरह का भोग और 
रस दिया, चाहे वह इन्द्रियों का रस है या मान बड़ाई 
और पूजा प्रतिष्ठा का भोग है। इतने पर भी लोग काल 
पुरुष के हुक्म के मुवाफिक जो उसने वेद, पुराण, 
कुरान और इजील* और अनेक मत की किताबो मे 
जारी किया, नही मानते है और न गौर और फिकर से 
उन किताबों के मतलब को समझते हैं, पर बाहरी रस्म 
और रील और चाल ढाल में जो अक्सर करके रोजगारियोौ 
ने चलाई और जिन मे मन और इन्द्रियो को सैर और 
तमाशा और भोगों का रस बराबर मिलता है और 
अहंकार बढ़ता है, बहुत ख़ुशी से शामिल होते हैं और 
अलर का अभ्यास जिस मे तन मन और इन्द्रियो को 
थोड़ा बहुत रोकना पड़ता है, पसंद नही आता और जो 
कोई अपने मत के मुवाफिक उसको करते भी हैं, तो 
उस मे मन नहीं लगाते और ऊपरी तौर पर काम करते 
हैं। इस सबब से काल मत की हद्द तक भी कोई बिरले 
पहुँचे या पहुँचते हैं।। 


UE ो॥| - बाइबिल | 


| ३८]... पला भागा. [२७७ | भाग 
ठ ० - सिवाय इसके जो काल पुरुष ने अपने मतों 
मे रास्ता या तरकीब अभ्यास की जारी करी, वह ऐसी 
कठिन बललाई कि न गृहस्थ से बने और न विरक्त से 
और इस में उसका असली मतलब यही था कि कोई 
भी उसके स्थान तक न पहुँचे और सच्चे मालिक 
सत्तपुरुष राधास्वामी दयाल के भेद से तो वह आपही 
वाकिफ नही, फिर औरों को क्या समझाता और जो 
थोड़ा सा हाल सत्तलोक तक का उस को मालूम है, 
उसको उसने पोशीदा? रक्खा और सिफ अपनी और 
अपनी अश और कलाओं यानी औतार और देवताओं 
वगैरा की पूजा का उपदेश आम तौर पर जारी किया 
या अपनी कलाओ, पैगम्बर रूप को भेज कर अपनी 
और उनकी पूजा और मानता समझाई । | 


११ - यह मन भोगो का लालची है और इन्द्रियों के 
वसीले से बारम्बार भोगो की तरफ दौडता है और जिन 
ख्यालों का ऊपर ज़िकर हुआ है, उन्ही के चक्करों में 
अंतर और बाहर भरमता रहता है और सुरत चैतन्य की 
धार को अपनी तरफ खींच कर इन्द्रियो के द्वारे ससार 
में बहाता है और अपने और सुरत के कल्याण और 
परमानद की प्राप्ति के लिये कोई सच्चा जतन करना 
नहीं चाहता है और निहायत दरजे की बे-परवाही मौत 
और दुक्खों की तरफ से जो इसके सिर पर खड़े हुए 
हैं, जाहिर करता है और जो परमार्थी काम भी करे तो 
झूठे और ओछे परमार्थ की बाते सुन कर उनको जल्दी 
कबूल कर लेता है और फिर उनमें भी सच्चा होकर 
नहीं लगला और जो संत इसको सच्चे परमार्थ का भेद 


| २७८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


सुनावे, उसमे यह मन अपने और सुरत के बदलने की 
तरकीब सुन कर और दुनिया और उसके भोगों की 
तरफ से किसी कदर हटना मज़ूर न करके प्रतीत नही 
लाता और मानना नहीं चाहता है।। 


१२ - ऐसी गफलत और बे-परवाही और नादानी 
का नतीजा जीवों के हक मे निहायत नुकसान और सब 
दुक्खों का मूल समझ कर सत सतगुरु दया करके 
बारम्बार उन को समझाते हैं कि अपने मालिक के 
चरनों में जो तुम्हारे घट में हर दम मोजूद और तुम्हारे 
अग संग है, थोड़ी बहुत प्रीति लाओ और उसके मिलने 
का जलन सुरत शाब्द के अभ्यास से जिस कदर बन 
सके, इस ज़िदगी मे थोड़े बहुत शोक या प्रेम के साथ 
करके जिस रास्ते पर मरने के वक्‍त जाना होगा, 
उसको जीते जी थोड़ा बहुत साफ करलो और अपनी 
अंतर की आख से देख लो और सतो के बचन के 
मुवाफिक जरूरत के मुवाफिक ससार में बरताव करो 
और ज्यादा विस्तार उसका और बहुत फॅंसाव अपना 
उस में न करो, तो आहिस्ता आहिस्ता एक दिन अपने 
निज घर में पहुँच कर परम और अमर आनद को प्राप्त 
होगे और जनम मरन और देहियों के दुख सुख से 
बचाव हो जावेगा ।। 

१३ - इस वास्ते कुल जीवों को चाहे मर्द होवें या 
औरत मुनासिब और लाज़िम है कि अपनी इस जिन्दगी 
में सत मत का भेद और उसके अभ्यास की जुगल 
समझ कर जिस कदर बने, कार्रवाई शुरू करें और 
अपने मन का घाट यानी मुकाम बदलवावे, तब यह 
भूल और भरम और गफलत जिस कदर अभ्यास और 


| ३९]... पला भागा [२७९ | भाग 
सतसंग बनता जावेगा, दूर होती जावेगी और जिन 
ख्यालों में कि मन भरमता रहता है, उनकी आहिस्ता 
आहिस्ता कमी और अभाव होता जावेगा और भोगो की 
तरफ से चित्त हटता जावेगा और होशियारी बढ़ती 
जावेगी और अतर मे रस और आनद सुरत और शाब्द 
की धार का, ध्यान और भजन के अभ्यास में, मिलता 
जावेगा और मन और सुरत उस के आसरे चढ़ते 
जावेगे और भूल और भरम और दुख सुख और करम 
के स्थान से हटते जावेंगे और रफ्ता रफ्ता त्रिकुटी में 
पहुँच कर मन अपने निज घर मे रह जावेगा और वहाँ 
से सुरत न्यारी होकर अकेली अपने निज देश में जो 
कि सत्तलोक और राधास्वामी धाम है पहुँच कर अमर 
और परम आनद को प्राप्त होगी और तब जनम मरन 
और देहियों के बधन से सच्चा छुटकारा और बचाव हो 
जावेगा | | 


बचन उन्तालीसवा 


मन और इन्द्रियो की चाल और 
उनकी सम्हाल 


१ - मन और इन्द्रिय अपने स्वभाव के मुवाफिक 
(जो जनम जनम के ससारी बरताव से बहुत मजबूत 
और पक्का हो गया है) बारम्बार भोगों की तरफ दौड़ते 
हैं यानी मन मे से पहिले धार उठ कर इच्द्वियो के स्थान 
पर और फिर वहाँ से भोगों और पदार्थो की तरफ रात 
और दिन बहती रहती हे, सो जब तक धार का रुख 
अन्दर मे नीचे और बाहर की तरफ है और उसी तरफ | 


| २८०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 
को धार रवाँ रहेगी, तब तक ऊँचे की तरफ उसका 
रुख यानी मुख नही बदल सकता और न उस तरफ 
को चल सकती हे। इस वास्ते राधास्वामी मत के 
अभ्यासियों को मुनासिब है कि इस धार की सम्हाल 
रक्रबै यानी चाह भोगो और पदार्थो की किसी कदर कम 
उठावे और जब अभ्यास मे बैठे उस वक्‍त दुनिया और 
उसके पदार्थो का ख्याल जरूर बन्द करें और चरनों 
की तरफ मुख रक्खे तो कुछ ध्यान और भजन का रस 
आवेगा और नहीं तो, गुनावन यानी ख्यालों में वक्त 
खर्च हो जावेगा और अभ्यास का फायदा प्राप्त न 
होगा। | 
२ - जब भजन के वक्‍त कोई तरंग ससारी या 
भोगों की उठे, लो अभ्यासी को चाहिये कि उसी वक्त 
उसको रोके और जो न रोकी जावे तो उसी वक्त गुरु 
स्वरूप या स्थानी स्वरूप का ध्यान शुरू कर देवे। 
इसका असर थोड़ा बहुत ज़रूर मन और इच्द्रियों पर 
पहुँचेगा और उनका मुख स्वरूप या शब्द की तरफ 
आसानी से हो जावेगा और जब गुनावन यानी ख्याल 
हट जावे, तब थोड़ी देर बाद फिर भजन यानी आवाज 
के सुनने में लग जावे ।। 


३ - जो ध्यान के वक्‍त भी गुनावन दूर न होवे यानी 
फिर फिर वही ख्याल पैदा होवे, तब मुनासिब है कि 
नाम का सुमिरन भी ध्यान के साथ करे और जो फिर 
भी ख्याल न हटे, तो जिस शाब्द की कोई खास कड़ी 
या कड़ियाँ प्रेम की मन को बहुत प्यारी लगती होवे, 
उनका अतर में मन ही मन में गा कर पाठ करे और 
अपनी तवज्जह स्वरूप के ख्याल पर पहले स्थान 


| ३९]... पफला भागा (२८१ | भाग 


सहसदलकेँवल पर जमाये रक्खे। जब मन इस काम में 
लग जावेगा, तब गुनावन और ख्याल को छोड़ देगा 
और मन में थोड़ा बहुत प्रेम जाहिर होगा और शब्द की 
भी आवाज उस वक्त साफ सुनाई देगी और अभ्यास 
का थोड़ा बहुत रस आवेगा।। 


४ - मन से एक वक्त में एक ही काम हो सकता 
है। इस वास्ते अभ्यासी को मुनासिब है कि जब भजन 
में न लगे, तब उसको ध्यान में लगावे और जो ध्यान 
में भी अच्छी तरह न लगे और प्रेम की कड़ियाँ गाकर 
भी ख्याल को न छोड़े, तो सिर्फ सुमिरन करे, इस 
तरकीब से कि मुकाम नाफ या हिरदे से नाम की धुन 
अंदर ही अंदर या थोड़ी आवाज के साथ उठावे और 
हिरदे और कठ चक्र के स्थान पर एक २ हिस्सा नाम 
का उच्चारण करता हुआ, सहसदलकेंवल के स्थान या 
त्रिकुटी में ठहरावे यानी धुन को खलम करे और फिर 
इसी तरह दूसरी दफा नाम का उच्चारण नाफ से 
लेकर सहसदलकवल तक करे यानी चार हिस्से करके 
एक २ हिस्सा नाम का उच्चारण एक एक चक्र के 
मुकाम पर करके आखरी हिस्सा सहसदलकेंवल में 
खतम करे, जैसा कि नीचे लिखा है। नाफ, हिरदय 

रा धा 
कठ ,सहसदलकँवल और जो हिरदय चक्र से उठावे, 
स्वा मी 
तो त्रिकुटी में खतम करे - इस तरह हिरदय, कठ 
सहसदलकेवल, त्रिकुटी | | रा धा 
मी 


| २८२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 
५ - सिवाय ध्यान और भजन के वक्‍त और किसी 
वक्‍त जो मन मे हिलोर ससारी तरंग की उठे या तरंग 
पैदा होवे और वह तरंग मुनासिब नहीं है या गेर-वाजिब 
और बे-फायदा है तो मुनासिब है कि उस वक्त फौरन 
गुरु स्वरूप या स्थानी स्वरूप का ख्याल करे और 
अन्तर मे लवज्जह अपनी ऊपर की तरफ यानी 
सहसदलकेवल या त्रिकुटी की तरफ फेरे, तो उस 
वक्त फौरन वह हिलोर या तरंग बद हो जावेगी, पर 
शर्त यह है कि अभ्यासी का प्रेम थोड़ा बहुत गुरु स्वरूप 
में होवे या शाब्द में होवे या अंतर में ऊँचे की तरफ 
तवज्जह फेरने मे (कोई दिन के अभ्यास की आदत से) 
रस आता होवे । | 


६ - जिस किसी का गुरु स्वरूप मे प्यार और भाव 


कम है या नहीं है और न शब्द में अभी कुछ रस आया 
है तो उस को चाहिये कि जब कोई तरंग नाकिस मन 
में उठे तो उसको अपने भजन और ध्यान की हानि 
और नरको और चोरासी के दुक्खो का डर दिखला कर 
रोके । जो इस बात की संतों के बचन के मुवाफिक 
थोड़ी बहुत प्रतीत है तो भी मन और इन्द्रिय डर के 
सबब से रुक जावेगी और तरंग भी हट जावेगी ।। 


७ - अभ्यासी को मुनासिब है कि अपने मन और 
उस की चाल की हर वक्‍त निगरानी और चौकीदारी 
रक्खे कि फिज़ूल और ना-मुनासिब जगह न जावे और 
न ऐसे कामो का ख्याल उठावे, तब जो अभ्यास दफा 
छः मे लिखा है उससे बन पड़ेगा और नहीं तो, उसको 
खबर भी न होगी कि उसके मन और इन्द्रिय किन 
बातों और किन कामों में भरम रहे हैं, बल्कि वह उन 


2 


| ४०]... पला भागा. [२८३ | भाग 
बातों और कामों का ख्याल के साथ अपने मन में रस 
लेवेगा और उस ख्याल को, जब तक वह अन्दर में 
जारी रहेगा और उसका पूरा रस नहीं लेवेगा, नहीं 
छोड़ेगा। यह हालत कुल्ल संसारी जीवों की है और जो 
ऐसी ही परमार्थी जीव की भी हुई, तो उसमें अभी 
संसारी स्वभाव विशेष है, उसकी कार्रवाई परमार्थी 
दुरुस्त नही कही जा सकती है।। 


८ - परमार्थ की लरक्की के वास्ते और अभ्यास मे 
रस मिलने के लिये जरूर है कि अभ्यासी अपने मन 
और इन्द्रियो की चाल पर नजर रक्रे और जहाँ तक 
मुमकिन होवे, उनको बाहर की तरफ फिजूल और 
ना-मुनासिब धार बहाने से रोकता रहे और जिस कदर 
बने, अलर में ऊँचे की तरफ चलने और चढ़ने की 
आदत डाले, तो कोई दिन के अभ्यास से यह आदत 
पक्की और मजबूत होती जावेगी क्योंकि इद्रियों की 
तरफ और ससार में भी सुरत और मन आदत और 
अभ्यास करके लगे हैं और जब दूसरी आदत डाली 
जावेगी और उस का अभ्यास किया जावेगा, तब इनका 
मुख ऊपर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बदल जावेगा 
और परमार्थ की लरक्की मालूम होने लगेगी ।। 


९ - मन आप भोगो का रसिया है, और इसी सबब 
से इन्द्रियो की तरफ धार को बहाता है और जब समझ 
और विचार के साथ अपने परमार्थ के नफे और फायदे 
की कदर जानेगा, तब होशियार हो जावेगा और पुरानी 
आदत को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ता जावेगा और 
चचलता और मलीनता को कम करता हुआ, स्वरूप के 
ध्यान मे और शाब्द की आवाज़ मे उमंग और प्रेम के 


4 


| २८४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


साथ लगता जावेगा। इसी तरह एक दिन पूरा काम बन 
जावेगा | | 


बचन चालीसवों 


स्वार्थ और परमार्थ यानी दुनिया और 
दीन के कामो का बयान 


१ - स्वार्थ से लोगों ने यह मतलब रक्खा है कि 
दुनिया के कामो का करना या दुनिया के सुख और 
सामान की चाह उठाना और उसकी प्राप्ति के निमित्त 
ससारी या परमार्थी जतन करना | | 


२ - और परमार्थ से यह गारज़ रक्खी है कि मरने 
के बाद, और लोकों में भारी सुख हासिल करने के 
वास्ते जतन या काम करना या अपनी मुक्ति के लिये 
जो जुगल और अभ्यास साध और महात्मा-जन बतावे, 
उसको दुरुस्ती से अंजाम देना और तन मन धन 
उनकी या मालिक की सेवा में लगाना ।। 


३ - सत मत में स्वार्थ और परमार्थ के अर्थ बहुत 
खोल कर और साफ तौर पर किये गये हैं कि जिस में 
किसी तरह का शक नहीं रहे ओर मुक्ति की निस्बत भी 
कहा है कि यह नाम हर एक ने अपने २ मत में बगैर 
मुकर्रर करने ठेके और ठिकाने के रख लिया है और 
उसका पूरा पूरा हाल नहीं वर्णन किया है जिस से 
साफ मालूम पड़े कि सच्ची मुक्ति किसका नाम है। अब 
इन लफ्जों के अर्थ जुदा जुदा कहे जाते हैं।। 


| ४०]... पला भागा [२८५ | भाग 


४ - स्वार्थ नाम उन कामों का है कि जिनके करने 
से देही के सग, चाहे किसी किस्म की होवे, सूक्ष्म या 
स्थूल और इस लोक में या दूसरे लोकों मे, आराम 
मिले और रस और सुख का भोग करे और इसी आराम 
और सुख और मजे की प्राप्ति के लिये चाह उठाना 
और उस चाह के पूरे होने के वास्ते जलन दरयाफ्त 
करना या उसमे अभ्यास और कोशिश करना और तन 
मन धन खर्च करना, स्वार्थी काम कहलाता है।। 


५ - ऊपर की लिखी हुई दफा में सब काम और 
सब किस्म की चाह शामिल हैं यानी स्वर्ग और बेकुठ 
और देवताओं और औतारो के अनेक लोकों मे बासा 
चाहना और वहाँ के या इस लोक के सुखो की आसा 
धर के जतन करना और जो मुक्ति कि सच्ची नहीं हैं 
यानी जिस में बहुत काल के पीछे जनम लेना पड़ेगा, 
उसके लिये जतन करना या उसकी चाह उठाना, वह 
भी स्वार्थी कामों और चाहों में दाखिल हे ।। 

६ - इस लोक में कुल्ल बाहरमुखी पूजा जिसका 
घट के अन्तर के भेद से सिलसिला नहीं लगा हुआ है 
और जिसका फल सच्चा और पूरन आनन्द और सच्ची 
मुक्ति किसी सूरत मे नही हो सकता है, स्वार्थी कामों 
में दाखिल है क्योकि पहले तो अकसर करके यह पूजा 
दुनिया की चाह पूरी होने के लिये या उसके पूरन होने 
पर करी जाती है और जो मुक्ति की चाह लेकर यह 
काम कोई करता है तो वह भरम मे दाखिल हे, क्योकि 
सब मत जो जारी हैं, उनके आचारजो ने साफ लिख 
दिया है कि जब तक कोई योग अभ्यास नही करेगा या 
अपने मन और इच्द्रियो का मरदन नहीं करेगा या जीते 


| २८६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 
जी मुरदा न हो जावेगा, तब तक तत्व वस्तु को यानी 
जिसको उन्होने मालिक करार दिया है, उसका दर्शन 
नहीं पावेगा और पाप पुण्य और जनम मरन के चक्कर 
से बचाव और छुटकारा नहीं होगा ।। 


७ - परमार्थ उसको कहते हैं कि जिसमें किसी 
किस्म के माया के मसाले की बनी हुई देही का रस 
और भोग मजूर नहीं है, सिर्फ निर्मल चैतन्य देश में 
पहुँच कर अपने सच्चे और परम पिता राधास्वामी 
दयाल के दर्शन का आनन्द लेने की अभिलाषा जबर 
और मजबूत और अडिग्ग है यानी माया देश के 
जिसको तिरलोकी कहते हैं, कोई पदार्थ या भोग या 
आनन्द अभ्यासी को लुभा कर रोक नहीं सकते और 
किसी स्थान पर, आत्मा और परमात्मा या ब्रह्मा और 
पार-ब्रह्मा के, अभ्यासी ठहरना नहीं चाहता । उसका 
सच्चा और पूरा प्रेम राधास्वामी दयाल के चरनो में ऐसे 
शौक के साथ लगा है कि किसी जगह और किसी सग 
में और कैसे ही सामान के साथ उसके मन में पूरी 
शान्ति और नि:चिलाई नही आती और बेकली और 
तड़प, दर्शन की, कोई उपाय और जलन करके नही 
दूर होती, जब तक कि राधास्वामी दयाल के देश में 
पहुँच कर चरनों में विश्राम न पावे।। 


८ - ऐसी टेक और भक्ति जिस किसी की सच्ची 
और मजबूत है, उसी को परम भक्त और प्रेमी कहना 
चाहिये और उसी को सच्ची मुक्ति काल और महाकाल 
के जाल से और सच्चा निरवार माया और महामाया के 
बंधनों से हासिल होगा और वही निज देश में जो कि 
प्रेम का महा भडार है, पहुँच कर अमर और अजर हो 


2 


| ४०]... पला भागा (२८७ | भाग 


जावेगा और महा आनन्द को जो कि सदा एक रस 
रहता है, प्राप्त होकर अपने सच्चे माता पिता 
राधास्वामी दयाल के दर्शनों का परम बिलास करेगा || 


९ - सच्चे परमार्थी और भक्तजन को मुनासिब है 
कि संतों के मत के मुवाफिक स्वार्थ और परमार्थ का 
भेद समझ कर, राधास्वामी दयाल के चरनो का इष्ट 
धारन करके, सच्चा और पक्का और मजबूत इरादा 
उनके धाम में पहुँचने का करके अभ्यास शुरू करें और 
सत सतगुरु और उनके सतसग की सरन लेकर जिस 
कदर बने, कमाई करते जावे और अपने मन को माया 
के पदार्थो से बचाये और हटाये हुए रास्ता तै करते 
जावे, तो एक दिन राधास्वामी दयाल की दया से निज 
घर में पहुँच कर अपना कारज बना लेवेंगे। ऐसे भक्तों 
की करनी और अभ्यास शुरू से अखीर तक सब 
परमार्थी काम मे दाखिल है ।। 

१० - जितने मत कि ससार में जारी हैं, उनका 
सिद्धान्त माया के घेर में है और इस सबब से उनके 
बचन और उनकी युक्तियाँ, अभ्यास की, उसी हद में 
रलम हो जाती हैं। इस वास्ते राधास्वामी दयाल के 
इष्ट वालों को चाहिये कि उन बचनों और युक्तियों को 
सुन कर धोखा न खावे और उन मतवालो की बाते सुन 
कर या उनकी किताबें पढ़ कर भरम न जावे और 
अपना इरादा राधास्वामी देश मे पहुँचने का ढीला न 
करे, नहीं तो किसी न किसी स्थान पर रास्ते मे अटक 
जावेगे और जनम मरन से उनका सच्चा छुटकारा नही 


होगा । 


| २८८]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


११ - राधास्वामी दयाल अपने सच्चे भक्तौ को आप 
प्यार करते हैं और हर तरह से उनकी सम्हाल और 
रक्षा करते रहते है और जो वे अपना इरादा मजबूत 
रक्‍्खेगे और राधास्वामी दयाल की दया का भरोसा और 
यकीन करेंगे लो वे हर हालत मे उनको आप माया और 
काल के चक्करो से बचा कर सीधे रास्ते से अपने देश 
मे ले जावेगे और अपने दर्शनो का परम आनद बराशेंगे 
और रास्ते में कही धोखा नहीं खाने देंगे, पर अभ्यासी 
भक्त को चाहिये कि प्रीति और प्रतीत उन के चरनों में 
बढ़ाता जावे और सशय और भरम अपने चित्त मे न 
लावे और जब कभी कोई सशय और भरम उठे, 
उसको सलसग मे फौरन ज़ाहिर करके दूर करावे और 
अपने लई बलहीन और असमर्थ जान कर, जब लब 
चरनों में वास्ते प्राप्ति मेहर और दया और अपनी 
सम्हाल के, प्रार्थना करता रहे।। 


बचन इकतालीसवाँ 


मन और सुरत का खिलना और 
ख़ुश होना और कभी भिचना और 
दुखी होना, अभ्यास की हालत में 


१ - जो लोग कि राधास्वामी मत में शामिल हो कर 
सुमिरन और ध्यान और सुरत शाब्द का अभ्यास हर 
रोज नेम से करते हैं, उनको कभी ध्यान मे स्वरूप का 
रस और भजन में शाब्द का आनन्द बराबर अरसे तक 
आता है और तबीयत मगन और ख़ुश रहती है और 
कभी ऐसा होता है कि शब्द साफ नही मालूम होता है | 


| ४१] पहलाभाग [२८९ | भाग 


और न उस में मन लगता है या ध्यान मे कुछ रस नहीं 
आता या कम आता है तो ऐसी हालत में लोग घबरा 
कर शिकायत करने लगते हैं और अपने चित्त में दुखी 
या निरास हो जाते हैं और फिर अभ्यास में भी बहुत 
ढीले और सुस्त हो जाते हैं।। 

२ - अब मालूम होना चाहिये कि यह दोनों हालतें 
सच्चे अभ्यासी को मौज और दया से प्राप्त होती हैं। 
पहली हालत मे यानी जब कि ध्यान और भजन मे रस 
और आनन्द मिलता है, ऐन दया और मेहर राधास्वामी 
दयाल की प्रगट नज़र आती है। पर दूसरी हालत में 
जब कि ध्यान और भजन में रस और आनन्द कम 
मिलता है या एक दो रोज नहीं मिलता है, तब 
राधास्वामी दयाल की दया प्रकट नही मालूम होती और 
इस सबब से मन घबरा जाता है और ख्याल करता हे 
कि दया स्विच गई या किसी सबब से नाराजगी हो गई 
कि जो आनन्द मिलता था, वह जाता रहा या बद हो 
गया। | 


३ - अब समझना चाहिये कि दूसरी हालत में भी 
जिसका जिकर ऊपर हुआ, दया संग है यानी ध्यान 
और भजन में रस न मिलने या कम होने के तीन सबब 
हो सकते हैं और वह यह हैं और उनका उपाय और 
जतन भी संग २ लिखा जाता है।। 


सबब का बयान 


४ - पहला यह कि इत्तिफाक से किसी निपट 
संसारी या निन्दको का संग होना और उनके बचन 
तान और हँसी और परमार्थ के विरोधी या राधास्वामी 


| २९०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


मत की निदा के सुन कर मन में भरम या रूखा और 
फीकापन आ गया और अभ्यास के वक्त वे ही बचन 
याद आये और उनका असर ऐसा हुआ, कि उस वक्त 
विरह प्रेम सूख गया और जब ऐसा हुआ, उसी वक्त 
मन और सुरत गिर पड़े और रस जाता रहा।। 


जतन और इलाज अभ्यासी क हाथ से 


५ - सबब इसका यह है कि अभी भक्ति जरा कच्ची 
है और सतसंग के बचनों की याद और उनकी समझ 
भी कम है। नहीं तो, चाहिये था कि संसारी और 
निन्दको के बचन का फौरन काटने वाला जवाब देकर 
उनको चुप्प कर देता और जो उन लोगों के सामने 
बोलने का मौका नही था या उनको जवाब देना 
मुनासिब न समझा गया, तो चाहिये था कि सतसग के 
बचन और परमार्थ में भक्ति की रीत विचार कर उन 
बातों के असर को अपने दिल से दूर कर देता और 
कहने वालो को नादान और विरोधी और अभागी 
समझता और अपने भागो को सराह कर ज्यादा तवज्जह 
से अभ्यास में लगला || 


इलाज दूसरे क हाथ से या पोथी क पाठ से 


६ - जो इस कदर अपने मे ताकत नहीं पाई गई 
तो अभ्यासी को मुनासिब है कि इसी किस्म के बचन 
पोथी सार बचन नसर (बार्तिक) और नज्म (छद बद) 
और प्रेमबानी और प्रेमपत्र में से निकाल कर गौर के 
साथ पढ़े या अपना हाल किसी अपने से बड़े या बराबर 
के सलसगी के सामने जाहिर करके उससे अपनी 
तबियत का इलाज करावे यानी भरम और अनसमझला 


| ४४]... पफला भागा [२९१ | भाग 


को दूर करावे। पोथियों और सतसगी के बचनों से 
जरूर मदद मिलेगी और राधास्वामी दयाल की दया से 
वह भरम और नादानी जल्दी दूर हो जावेगी।। 


प्रार्थना करे राधास्वासी दयाल के चरनो मे 


७ - और जो यह न बने तो भजन या ध्यान मे जोर 
लगावे और वास्ते प्राप्ति दया के प्रार्थना करे। 
राधास्वामी दयाल अन्तर मे समझ और सहारा देवेगे। 


दया का वर्णन 


८ - अब समझो कि ऐसे चक्कर के आने में भी 
दया है कि जो मन में कचाई और कसर गुप्त घरी हुई 
शी, वह इस तोर पर प्रकट होकर उसका इलाज किया 
जाता है और फिर आइन्दा को वह कचाई और कसर 
या तो बिलकुल दूर हो जायगी या बहुत कम हो जावेगी 
और उसका इलाज भी मालूम हो जावेगा कि जब जब 
वह कसर प्रकट होवे, तब लब ब-दस्तूर सलसगी और 
पोथियों से मदद लेकर उसको काटे और दूर करे।। 


९ - दूसरा यह कि सैर और तमाशा या धनवालों 
और हाकिमो के संग से कोई कोई तरंग मन मे ससार 
के भोगों या पदार्थो या बड़े उहदों या नामवरी के कामो 
की पैदा होवे और उन पदार्थो या भोगों के न मिलने या 
मुशकिल से मिलने के ख्याल से मन सुस्त और उदास 
हो जावे और ख्याल करे कि कुल्ल मालिक राधास्वामी 
दयाल छिन में जो चाहें सो बख्श देवे पर उसको क्यों 
नहीं देते या यह कि किसी रोज़ भोगो में मामूल और 
हद्द मुकर्ररा से ज़्यादा या ना-मुनासिब और बेजा बर्ताव 
हो जावे या ज्यादा अभिलाषा और ख्वाहिश किसी 


रद 


| २९१] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 
किस्म के भोगो की मन में औरों का हाल सुन कर या 
पढ़ कर पैदा होवे तो उस वक्‍त भी मन सुस्त और 
दुखी हो जाता है और खयाल करता है कि 
राधास्वामी दयाल उसके मन और इन्द्रियो की पूरी 
सम्हाल क्यो नही करते और क्यों उसमें लरगे उठने 
देते हैं या भोगों में क्यों उसको बर्लने देते हैं और इस 
हालत में भजन और ध्यान का रस और आनन्द 
बिल्कुल नहीं आता और तबीयत परेशान हो जाती है।। 


जतन और इलाज अभ्यासी क हाथ से 


१० - ऐसी हालत में अभ्यासी को चाहिये कि सतो 
के बचन निसबल मन और माया और ससार के भोग 
बिलास के यानी चितावनी और मन के स्वभाव और 
चाल के शाब्द या बचन को समझ समझ कर पाठ करे 
और सतसग के बचन याद करके अपने मन को 
समझावे कि क्यो फिजूल और ना-मुनासिब चाहें उठा 
कर और उनके पूरे होने की ख्वाहिश राधास्वामी दयाल 
से करके नाहक उनकी तरफ से रूखा और फीका और 
दुखी और उदास होता है और अपनी भक्ति और ध्यान 
और भजन के अभ्यास में विघ्न डालता है क्योंकि संतों 
और महात्माओं ने पहले ही यह बात समझाई है कि 
सच्चे परमार्थी को मालिक से मालिक ही को माँगना 
चाहिये यानी वह कुल्ल दातार है और सर्व भोग और 
पदार्थ और हुकूमत और नामवरी उसकी दात हैं, सो 
दाता से दाता ही को माँगना चाहिये और दात नहीं 
मॉगनी चाहिये क्योकि जब दाता दयाल प्रसन्न होगा तब 
जो दात अपने सच्चे प्रेमी के वास्ते मुनासिब होगी, आप 
देगा और जिसमे उसके दुनिया या परमार्थ का नुकसान 


ऐ 


| ४४]... पला भागा [२९३ | भाग 


नजर आवेगा, वह दात अपने प्यारे बच्चों को नहीं 
देगा। इस वास्ते ऐसी दात के न मिलने में कभी उदास 
या दुखी नहीं होना चाहिये।। 


जतन या इलाज दूसरे के हाथ से 


११ - जो बानी और बचन पढ़ कर और इस तरह 
सोच और विचार करके मन न माने और बार बार वही 
चाह उठावे या भोगों मे या उनके ख्याल में भरमता रहे, 
तो मुनासिब है कि सतगुरु या साधगुरू से और जो 
उनसे मेल न हो सके तो प्रेमी सतसगी से जो अपने से 
अभ्यास ओर भक्ति मे जबर होवे, अपना हाल खोल कर 
या इशारे मे अर्ज करे और फिर जो बचन वे कहे, चित्त 
देकर सुने और विचारे कि लुच्छ और नाशमान भोग 
और पदार्थ के वास्ते अपने भजन और ध्यान के रस 
और आनन्द को क़ुरबान करना और अपनी सच्ची 
भक्ति मे विध्न डालना और अपने प्यारे परम पिता 
राधास्वामी दयाल से बिमुख होना, कैसे भारी नुकसान 
की बात है और सच्चे प्रेमियों और सतसगियों की सभा 
में किस कदर शरम से सिर झुकाना पड़ेगा और अपनी 
सुरत के कल्यान और फायदे मे आप ही विघ्न डालना 
किस कदर पाप कमाना और अपने उद्धार मे देरी 
करना है।। 

प्रार्थना चरनो मे राधास्वासी दयाल के 

१२ - ऐसी समझ लेकर उन नाकिस और ओछे 
भोगों की बासना को जल्द दूर करके और अपनी 
गलती और चूक पर शरमा कर माफी के वास्ते चरनो 
में प्रार्थना करे और सर्व अग करके यानी पूरी तवज्जह 


4 


| २९४]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


के साथ अभ्यास में लगे, तो राधास्वामी दयाल की दया 
से जल्द हालत बदल जावेगी और अतर मे मामूली रस 
और आनद बल्कि मामूल से ज़्यादा मिलेगा ।। 


प्राप्ति दया की 


१३ - और इस तरह राधास्वामी दयाल की दया की 
परख होगी कि अपने प्यारे बच्चो की किस तरह 
सम्हाल करते हैं और उनको उनके मन की कसर और 
मलीनता दिखा कर उस विकार को आहिस्ता आहिस्ता 
निकालते जाते हैं और समझ बढ़ा कर और सफाई 
और भक्ति की रीत सिखा कर अलर में रस और 
आनन्द बरूशते हैं । । 


१४ - तीसरा यह कि पिछले या इसी जनम के 
कर्मो के सबब से कोई बीमारी या और किसी 
किस्म की तकलीफ या उपाधि अभ्यास को पैदा होवे 
या जो उसके कुटुम्ब और परिवार या खास रिश्तेदारों 
में है, उनकी तबीयत अपने कर्मो के फल करके 
बीमार होवे या और कोई तकलीफ या उपाधि उनको 
आयद* होवे और ब-सबब उनकी प्रीति और संग रहने 
के अभ्यासी के मन पर भी उसका असर पहुँचे यानी 
उसको चिन्ता या फिकर पेदा होवे और उस बीमारी या 
तकलीफ अपनी या अपने कुटुम्बियों की चिन्ता के 
सबब से मन और सुरत ध्यान और भजन में अच्छी 
तरह नही लगे, तब मन घबरा कर जल्दी पुकार चरनों 
मे करता है और जो वह मज़ूर हो गई और बीमारी और 
तकलीफ या उपाधि हट गई तो खुश होकर शुकराना 
करता है, और नही तो चित्त दुखी और उदास होकर 


| ४४]... पला भागा [२९५ | भाग 


राधास्वामी दयाल की तरफ से रूखा और फीका हो 
जाता है और कहता है कि क्यों नहीं जल्दी कर्म काट 
देते और इस कदर सहायता क्यो नहीं करते कि जिसमे 
तबीयत ज़्यादा न घबरावे और अभ्यास दुरुस्ती से बने 
जावे और जो अभी दया नहीं करते लो आइन्दा कर्म 
कैसे काटे जावेगे और दुक्खों से कैसे बचाव करेंगे । | 


जतन और इलाज अभ्यासी क हाथ से 


१५ - ऐसी हालत में अभ्यासी को चाहिये कि जो 
तकलीफ होवे, उसको धीरज के साथ बरदाश्त करे 
और जो हो सके तो सतसंग की हाज़री देवे और चित्त 
से बचन सुने और जो सतसंग प्राप्त न होवे तो जिस 
कदर बन सके, तवज्ज्ह अपनी, लेटे हुए, भजन या 
ध्यान या सुमिरन में लगावे और जो इन कामों में मन 
न लगे यानी तकलीफ के सबब से यह अभ्यास न बन 
सके, तो चित्त के साथ नाम की धुन आहिस्ता २ या 
थोड़ी आवाज़ के साथ बतौर कड़ी के उच्चारन करे, 
इस तरह पर : - 

राधास्वामी राधास्वामी राधास्वामी | 
राधास्वामी राधास्वामी राधास्वामी | | 
या इस तौर पर - 
राधास्वामी सतगुरु दयाल। 
हे राधास्वामी सतगुरु दयाल ।। 

और जो धुन के साथ नाम का उच्चारन भी न कर 
सके लो पोथी का पाठ करे या दूसरे से पाठ करा कर 
तवज्जह के साथ अर्थो पर नजर रख कर सुने। इन में 
से जो अभ्यास थोड़ा बहुत बन आवेगा तो ज़रूर 
तकलीफ किसी कदर कम हो जावेगी क्योकि वह 


| २९६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


तकलीफ पिछले नाकिस करमो के सबब से पैदा हुई 
और अब जो परमार्थी करतूत सतो के बचन के मुवाफिक 
की जावेगी तो उसका असर पिछले कर्म के फल को 
काट देगा ।। 


दया और दुआ लेना ओर दवा करना 


१६ - सिवाय इसके अभ्यासी को मुनासिब है कि 
सत सतगुरु राधास्वामी दयाल की दया लेवे और यह 
अभ्यास या सतसंग और प्रार्थना करके हासिल होगी ।। 
और 

१७ - गरीब और मोहताज यानी भूखों की दुआ 
लेवे, इस तौर पर कि अपनी ताकत के मुवाफिक एक 
या दो या ज़्यादा सच्चे भूखे मर्द या औरत या लड़कों 
को तलाश करके उनको अपने सामने अच्छा खाना 
खिलवावे। जैसे वे खाते जावेंगे, उसी कदर ख़ुश हो 
कर दुआ देते जावेगे। उनकी दुआ के असर से भी 
तकलीफ किसी कदर दूर होवेगी और ख़ुशी और 
ताकत प्राप्त होगी ।। और 

१८ - डाक्टर या हकीम या वेद की दवा भी 
राधास्वामी दयाल की मेहर और दया के आसरे करे | 
इससे भी बीमारी की तकलीफ दूर होगी या कम होती 
जावेगी | | 


राधारवामी दयाल की दया का वर्णन 


१९ - जो जीव सच्चे मन से परम पुरुष राधास्वामी 
दयाल की सरन में आये हैं, उनको जब कभी ऐसी 
तकलीफ या सोच और फिकर पैदा होता हे, उस मे भी 

| राधास्वामी दयाल की दया संग होती है यानी जो | 


| ४४]... पला भागा. [२९७ | भाग 


तकलीफ पिछले कर्मो के सबब से आती हे, उसको वे 
अपनी दया से सूली का कांटा और मन भर का सेर भर 
कर देते हैं और फिर उस हालत में भी रक्षा और 
सम्हाल अपने जीवों की करते हैं और उनके परमार्थ 
की तरक्की मज़ूर है यानी मेहर से ऐसे वक्त पर भजन 
और ध्यान में ज्यादा रस देते हैं कि जिसकी मदद से 
वह तकलीफ बहुत कम मालूम होती है या बिल्कुल नही 
मालूम होती है, बल्कि बाजे वक्‍त ऐसी हालत तकलीफ 
या बीमारी में इस कदर रस और आनद अभ्यास मे 
बख्शते हैं कि बीमार अपनी बीमारी का जल्दी दूर होना 
पसंद नहीं करता है। इस वास्ते इस बात का ख्याल 
राधास्वामी दयाल की सरन वाले जीवो को हमेशा 
रखना चाहिये कि उनके कर्म तो राधास्वामी दयाल 
सहज में काटते जाते हैं और जो उनके रिश्तेदारों के 
कर्म भोग से उनको फिकर और सोच पैदा होता है, 
उसमे भी मदद फरमाते हैं और जो किसी परमाथी के 
रिश्तेदारों को उससे या उसको उनसे सच्ची प्रीति है, 
तो उनके भी कर्मो के कटने में दया के साथ मदद होती 
है यानी उनको भी दुख कम होता है और उस दुख में 
भी अपने परमार्थी रिश्तेदार के दर्शन और बचन से 


किसी कदर तकलीफ का घटाव और बचाव होता है 
और अन्तर मे ताकत और सीतलता प्राप्त होती है।। 


२० - सिवाय उन तीन सबब के जिनका हाल 
ऊपर लिखा गया, एक और खास सबब हे कि जिसमें 
अभ्यासी को थोड़ी बहुत बीमारी या रज या खौफ या 
फिकर की वजह से तकलीफ होती है।। और 


| २९८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


२१ - वह यह है कि राधास्वामी दयाल वास्ते घटाने 
या दूर करने किसी खास विकार, मन और इन्द्रियों के, 
या ढीले करने कोई बधन अन्तरी या बाहरी के, या 
निरमल करने और चढ़ाने मन और सुरत के, या कम 
करने या खारिज करने किसी माद्दे या मवाद नाकिस 
के, कोई खास बीमारी या तकलीफ देह में या रज या 
अपने मन पर गुस्सा या सोच और फिकर या खौफ 
दिल में अपनी मौज से पेदा करके अपने निज सेवक 
और सच्चे प्रेमी अभ्यासी की गढ़त फरमाते हैं। ऐसी 
हालत कोई बड़भागी प्रेमियों को नसीब होती हे और 
उस मे उनको ऐसी घबराहट या तकलीफ नही होती 
कि निरासता पेदा होवे या अपने भजन और ध्यान की 
बैठे बैठे या लेटे लेटे कार्रवाई न कर सके और उसमे 
थोड़ा या बहुत रस न पावे और जो कभी इस कदर 
तकलीफ होवे कि ध्यान और भजन न बन सके, तो 
राधास्वामी दयाल अपनी मेहर से ऐसे निज प्रेमियों के 
मन और सुरत को अंतर में आप ताने हुए और खीचे 
हुए रखते है कि वह हालत भजन और ध्यान से ज़्यादा 
है, क्योकि उस में मन सिमटा हुआ रहता है और सुरत 
ऊपर की तरफ को खिची हुई और तनी हुई रहती है 
कि जिसके सबब से देह की तकलीफ बहुत कम मालूम 
होती है और अतर मे एक तरह का आराम और आनद 
बराबर मिलता रहता है।। 

२२ - ऐसी मौज की पहिचान हर एक प्रेमी को 
वक्त पैदा होने बीमारी या तकलीफ के नही हो सकती, 
लेकिन जो वह अपने हाल और राधास्वामी दयाल की 
दया की निरख और परख करता रहता है, तो उसको 
बाद गुजर जाने ऐसी हालत के किसी कदर पहिचान | 


| ४४]... पफला भागा [२९९ | भाग 


और समझ इस बात की कि वह हालत मौज और दया 
से पैदा हुई, आ सकती है और फिर वह इस दया और 
उसके फायदे को देख कर राधास्वामी दयाल के चरनो 
में शुकर करेगा और उनकी महिमा को कि किस किस 
जुगल से अपने निज प्रेमियों की गढ़त और सम्हाल 
फरमाते है, थोड़ा बहुत जान कर अपनी बड़भागता पर 
खुश होगा कि राधास्वामी दयाल ने उसको अपना दया 
पात्र बनाया या बनाते जाते हैं।। 


२३ - बानी का पाठ वास्ते मजबूती सरन और 
हासिल होने अन्तरी दया और मदद के हर हालत में 
जरूर है और जो जरूरत होवे तो अपने से ज्यादा 
दरजे के सलसगी से जो करीब होवे और उससे 
आसानी के साथ मेला हो सके, ऐसी हालत का जिकर 
करके मदद लेना भी मुनासिब है।। 


२४ - जिस किसी को सलगुरु का सग प्राप्त है, 
उसको किसी दूसरे से अपने हाल का कहना जरूर न 
होगा। वह खुद सतगुरू से अपना हाल अर्ज करे, 
उनकी मेहर और दया के भरे हुए बचन और नज़र से 
उसको जल्दी फायदा होवेगा।। 


२५ - यहाँ तक उन जीवों की हालत का जिकर 
हुआ जो सच्चे होकर परमार्थ में लगे हैं और राधास्वामी 
दयाल की जेसे तैसे सरन मे आकर थोड़ी बहुत 
तवज्जह और होशियारी के साथ हर रोज नेम से 
अभ्यास करते हैं और दुनिया के दुक्ख और चोरासी का 
डर उनके दिल मे थोड़ा बहुत कायम हो गया है, पर 
जो जीव कि नेम से रोजमर्रा अभ्यास नहीं करते यानी 
जब चाहे जब अभ्यास किया और जब चाहा लब कुछ 


| ३००] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


अरसे के लिये छोड़ दिया या जिनकी प्रीति और प्रतीत 
सतगुरु राधास्वामी दयाल के चरनो में अभी साधारन है 
और दुनिया के भोग और बिलास और औज मौज की 
चाह मन मे ज़बर बसी हुई है, उनको अपने अभ्यास की 
हालत और दरजे की खबर भी नही होती और भजन 
और ध्यान के वक्‍त अक्सर गुनावन यानी ख्यालों में 
बहते रहते हैं और फिर उसकी खबर भी नहीं होती या 
मालूम होने पर इस कदर ताकत नहीं रखते या 
कोशिश नहीं करते कि गुनावन को दूर करें या थोड़ा 
बहुत हटावे, तो ऐसे जीव अभी अपने ससारी कर्मो के 
चक्कर मे पड़े हुए है और अपने वास्ते आप विघ्न और 
बखेड़े पैदा कर लेते हैं कि जिससे अभ्यास का रस 
उनको जैसा कि चाहिये, नहीं मिलता । यह निपट कर्म 
और काल और मन और माया के बस मे हैं और इनकी 
तरफ सतगुरु राधास्वामी दयाल की तवज्जह भी अभी 
कम है। जो वे कुछ अरसे में समझ बूझ कर होशियार 
होकर अभ्यास और सतसंग करने लगे तो बेहतर, नहीं 
तो जब मौका होगा और जिस कदर मुनासिब समझा 
जावेगा, उनकी भी सम्हाल फरमावेगे, पर उनको थोड़ी 
बहुत तकलीफ होगी, क्योकि ऐसे जीव बिना थोड़ा 
बहुत दुख पाये और दुनिया के पदार्थो का अपनी 
नादानी और बे-परवाही के सबब से थोड़ा बहुत नुकसान 
कराये बगैर होशियार नहीं होते, सतगुरु राधास्वामी 
दयाल के हुक्म को चित्त से चेत कर नहीं सुनते और 
मानते हैं। इस वास्ते जब उनके सम्हाल की मौज होती 
है, तब उनके साथ इसी किस्म का बर्ताव किया जाता 
है और तब ही उनको सच्चा होश आता है और आइन्दा 


| ४४]... पला भागा [३०१ | भाग 


को दुरुस्ती के साथ बर्ताव करते हैं यानी दुनिया के 
कारोबार के साथ सच्चे परमार्थ की कार्रवाई भी थोड़ी 
बहुत सचौटी और दुरुस्ती के साथ करने लगते हैं। 
और फिर उनकी भी हालत बदलती जावेगी और 
आहिस्ता आहिस्ता कोई दिन में वे भी दया पात्र हो 
जावेंगे यानी उन पर राधास्वामी दयाल की मेहर होती 
जावेगी और फिर सच्चे प्रेमियों के मुवाफिक उनकी भी 
रक्षा और सम्हाल शुरू हो जावेगी || 


२६ - अब समझना चाहिये कि यह हालत मन के 
खिलने और भिचने की सब अभ्यासियो पर दौरे के तौर 
पर आती रहती है और यह भी दया का निशान है कि 
जब २ भजन ओर ध्यान मे बराबर रस मिलता जाता है, 
तब मन मगन रहता है और जब रस में कुछ कमी हो 
जाती है या दुरुस्ती के साथ अभ्यास नहीं बन पड़ता है 
या किसी किस्म की लरगें मन मे पैदा होती हैं जो 
जाहिरा विघ्नकारक हैं, तब मन में एक किस्म की 
बेकली और तड़प पैदा होती है और वास्ते प्राप्ति दया 
के वह अभ्यासी बिनती और प्रार्थना करता है, तब फिर 
थोड़ा बहुत रस मिलना शुरू हो जाता है। इस में यह 
फायदा है कि अभ्यासी के चित्त में हमेशा दीनता बनी 
रहती है और अपने हाल और मन की चाल को देख 
कर अपने अतर मे शरमाता और झुरता रहता है और 
अहकार अपनी बडाई और अभ्यास की लरक्की का मन 
में नहीं आता और विरह वास्ते प्राप्ति ज्यादा रस और 
आनन्द के जागती रहती हे। इसी से तरक्की अभ्यास 
की होती रहती है और जो एक सी हालत रही आवे तो 
मन अंतर में मगन होकर जिस दरजे तक कि पहुँचा है, 


4 


| ३०२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


वहीं रहा आवेगा और आगे को चाल नहीं चलेगी यानी 
तरक्की नहीं होगी । 


२७ - बेकली और तड़प जिस कदर कि रस मिला 
है, उसको हजम कराने वाली और आइन्दा को ज्यादा 
दया हासिल कराने वाली और आगे को रास्ता चलाने 
वाली है। जो यह हालत न होवे तो उतने ही रस और 
आनन्द मे मन को शान्ति आ जावे और आगे को 
तरक्की बन्द हो जावे। इस वास्ते ऐसी हालत में 
अभ्यासी को ज्यादा घबराना या निरास होना नही 
चाहिये, बल्कि ज़्यादा दया का उम्मेदवार होकर ऐसे 
वक्‍त में जिस कदर बने, कोशिश और मेहनत वास्ते 
दुरुस्ती से करने भजन और ध्यान के, करना चाहिये 
और मन की बे-फायदा और ना-मुनासिब तरगों को 
रोकना और हटाना मुनासिब है।। 

२८ - यह तरगे भी थोड़ी बहुत जरूर उठेंगी क्योकि 
अभ्यासी जिस कदर रास्ता तै करता हे, उसी कदर 
काल और माया से उसकी लड़ाई होती जाती है और 
यह दोनों नई २ तरगे काम क्रोध लोभ मोह और 
अहंकार की जिनकी जड़ असल में त्रिकुटी के मुकाम 
पर है, उठा कर अभ्यासी को गिराना और उसका 
रास्ता रोकना चाहते हैं। इस वास्ते अभ्यासी को मुनासिब 
है कि सतगुरु राधास्वामी दयाल की दया का बल 
लेकर उन लरगो को काटता और हटाता जावे और जो 
भूल चूक हो जावे, या उन लरंगों के साथ लिपट कर 
गिर जावे या फिसल जावे, तो उसका कुछ अन्देशा 
नहीं है। चाहिये कि फिर होशियार होकर अपना काम 
मजबूती और दुरुस्ती से करे जावे, तो राधास्वामी 


| ४१] पहलाभाग [३०३ | भाग 


दयाल की दया से आहिस्ता २ इन दोनों के बल को 
तोडता जावेगा और एक दिन उन पर फतह पावेगा।। 


२९ - ऐसी हालत के पैदा करने और काल अग की 
ताकत दिखाने में यह मौज है कि अभ्यासी को मालूम 
हो जावे कि काल और उसके दूत किस कदर बली हैं 
और राधास्वामी दयाल अपनी दया से किस २ जुगत से 
उनके बल और ताकत को लुड़वा कर या ढीला करके 
अपने सच्चे प्रेमियों की चाल बढ़ाते जाते हैं और सफाई 
मन और सुरत की करा कर ऊंचे देश के बास के 
लायक, उनकी गढ़त करा कर, बनाते जाते है।। 


३० - जो कोई सतगुरु स्वरूप को अगुवा करके 
चलेगा, उसको इस किस्म के विघ्न बहुत कम पेश 
आवेगे, फिर भी काल और माया थोड़ा बहुत अपना बल 


और जोर दिखावेगे और उस अभ्यासी से आप भी डरते 
रहेंगे। फिर राधास्वामी दयाल की दया से सब विघ्न 
आसानी से कटते और दूर होते जावेंगे और एक दिन 
रफ्ता २ वह अभ्यासी इनको जील कर अपने निज देश 
में पहुँच जावेगा। 

३१ - कुल अभ्यासी सतसंगियों को चाहिये कि नीचे 
के लिखे हुए शब्द के मतलब को समझ कर जहाँ तक 
बन सके, उसके साथ मन से मुवाफिकत करे और 
सतगुरु राधास्वामी दयाल की मौज के अनुसार जिस 
कदर हो सके, बरताव करें ।। 


शब्द 
गुरू की मौज रहो तुम धार। 
गुरू की रजा सम्हालो यार।।१।। 


| ३०४]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 

गुरू जो करें सो हित कर जान। 

गुरू जो कहें सो चित धर मान। ।२ 
शुकर की करना समझ विचार। 

सुक्ख दुक्ख देंगे हिकमत धार। 

ताड़ और मार करें सोइ प्यार। 

भोग सब इन्द्री रोग निहार। 

कहूँ क्या दम शुकर गुज़ार। 

बिना उन और न करने हार। 

दुखी चित से न हो दुख लार। 

सुखी होना नहीं सुख जार।।६। 
बिसारो मत उन्हें हर बार। 
दुक्ख और सुक्ख रहो उन धार। ।७। 
गुरू और शाब्द यह दोउ मीत। 

नहीं कोई और इन धर चीत। ।८। 
यही सत पुर्ष यही करतार। 
लगावें तोहि इक दिन पार।। ९।। 
बिना उन कोई नहीं ससार। 

देव मन सूरत उन पर वार।।१०।। 
करें वह नित्त तेरी सार। 

तेरे तन मन के हैं रखवार।।११।। 
शुकर कर राख हिरदे धार। 
मिटावें दुक्ख सब ही झार।।१२।। 
करें क्या मन तेरा नाकार। 

नहीं तू छोड़ता विष धार।।१३।। 
भोग में गिरे बारम्बार। 

न माने कहन उनकी सार।।१४।। 
इसी से मिले तुझ को दड। 

नहीं तू मानता मतिमद।।१५।। 
सहो अब पड़े जेसी आय। 

करो फरियाद गुरु से जाय।।१६।। 


[ बचन | 


| ४२]... पला भागा [३०५ | भाग 
पकड़ फिर उनहीं को तू धाय। 
करेंगे वोही तेरी सहाय।।१७।। 
बिना उन और नहीं दरबार। 
रहो उन चरन में हुशियार।।१८।। 
गुनह तुम कीये दिन और रात। 
गुरू की कुछ न मानी बात।।१९।। 
इसी से भोगते दुख घात। 
बचावेंगे वही फिर तात।।२०।। 
रहो राधास्वामी के तुम साथ। 
लगे फिर शब्द अगम तुम हाथ।।२१।। 


बचन बयालीसवों 
करनी और सरन का वर्णन 


१ - जो जीव कि सतसंग में आये हैं यानी जिन्होंने 
कि राधास्वामी मल को कबूल किया है, उनकी दो 
किस्मे हैं । । 

२ - एक करनी वाले यानी वे कि जिनके मन मे 
शौक, दर्शन राधास्वामी दयाल के चरन का, तेज है 
और जीते जी अतर मे शाब्द और स्वरूप का रस और 
आनन्द लेना चाहते हैं। ऐसे जीव जो कुछ अभ्यास 
यानी सुमिरन ध्यान और भजन उनको बलाया जावे, 
उसको नेम से होशियारी और दुरुस्ती के साथ रोजमर्रा 
दो तीन या चार बार करते हैं और अपने मन और 
इन्द्रियों की रोक और सम्हाल कि अभ्यास के वक्त 
तरंगों और भोगो के किसी खयाल में न भरमे, करते 
रहते हैं और दुनिया और उसके कारोबार और भोग 
k बिलास में जरूरत के मुवाफिक और जहाँ तक बन | 


| ३०६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


सके, मुनासिब तौर पर बरताव रखते हैं और धन और 
पुत्र और नामवरी और तन और मन को सुख और 
आराम देने की फिज़ूल चाहे कम उठाते हैं और जहाँ 
तक मुमकिन होवे सतगुरु राधास्वामी दयाल के बचनों 
के मुवाफिक अतर और बाहर कार्रवाई करते हैं।। 


३ - दूसरे सरन वाले यानी वे जीव जो कि सतगुरु 
राधास्वामी दयाल के चरन और उनके सलसग मे प्रीति 
ओर प्रतीत रखते हैं और राधास्वामी मत के कायदे और 
उसके अभ्यास को अपनी समझ के मुवाफिक निर्णय 
करके जिस कदर मामूली तौर पर बन सकता है, 
अभ्यास भी करते हैं और राधास्वामी दयाल को सर्व 
समर्थ और दयाल और दाता जान कर उनके चरनो की 
सरन अपनी प्रीति और प्रतीत के दरजे के मुवाफिक 
लेकर, उनकी दया से अपना उद्धार और काल और 
कर्म और माया के घेर से निरवार, दरजे-बदरजे, जैसे 
उनकी मौज होवे, चाहते हैं और उनकी दया के भरे हुए 
बचनों का सहारा और भरोसा रख कर अपने मन में 
निश्चिंत रहते हैं ओर इस बात का यकीन रखते हैं कि 
जो राधास्वामी दयाल और उनके सतसंग की सरन 
आया, उसका उद्धार वे अपनी दया से आहिस्ता २ 
जरूर फरमावेगे। इन जीवो के मन में ज्यादा घबराहट 
और तड़प, वास्ते अन्तरी दर्शन या विशेष रस और 
आनन्द भजन और ध्यान के, नही है, और इस सबब 
से ज्यादा कोशिश और मेहनत अभ्यास में नहीं करते 
हे। 


४ - पहली किस्म के जीवों यानी करनी वालों की 
हालत हमेशा बदलती रहती है यानी वे दिन २ अभ्यास 


| ४२]... पला भागा [३०७ | भाग 
की तरक्की करते रहते हैं और इसमें कभी उनका मन 
अंतर में रस और आनंद पाकर खिलता है यानी मगन 
होता है और कभी जब कुछ रस कम मिलता है, तो 
भिच जाता है यानी उदास रहता है और जो कि वे 
निरख परख, अपने मन और इन्द्रियों की चाल और 
राधास्वामी दयाल की दया की, हमेशा करते रहते हैं, 
इस सबब से भी कभी उनका मन थोड़ा बहुत सुखी 
और कभी दुखी होता रहता है और चिंता और फिकर 
यानी खटक अपने जीव के कल्याण की हमेशा थोड़ी 
बहुत उनको लगी रहती है।। 


५ - पर दूसरी किस्म के जीव यानी सरन वाले 
अपने उद्धार का फिकर और बोझ राधास्वामी दयाल 
के चरनो मे डाल कर और उनकी दया का आसरा और 
भरोसा लेकर, थोड़े बहुत सदा निश्चित रहते हैं। उनके 
मन मे इस तौर के चक्कर और हालते जैसा कि करनी 
वालों को पेश आती हैं, नहीं पेदा होती हैं और जो कभी 
ऐसी कैफियत उनके दिल पर गुजरती है, तो उसका 
वे बहुत खयाल और सोच भी नहीं करते और दया की 
मुख्यता करके ऐसी हालत में बहुत घबराहट या चिता 
उनको नहीं सताती है।। 


६ - इस किस्म के जीव कसरत से है और करनी 
वाले ब-निस्बत इनके थोडे हैं। । 


७ - सरन वाले जीव अपने मन और इन्द्रियो की 
रोक टोक भी बहुत नहीं करते और दुनिया और उसके 
कारोबार और भोग बिलास के बरताव में सिर्फ मामूली 
तौर पर एहतियात करते हैं, पर अपनी प्रीति और 
प्रतीत को राधास्वामी दयाल के चरनो मे और भी उनके 


| ३०८]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 
सलसग मे जिस कदर बने, बढ़ाते रहते हैं और 
राधास्वामी दयाल की दया का हाल सुन कर और 
थोड़ी बहुत अपने अतर और बाहर की कार्रवाई मे उस 
की परख करके सरन को मज़बूत और पक्का करते 
रहते हैं। | 


८ - हुजूर राधास्वामी दयाल को सब जीवों की 
सम्हाल हर तरह से मजूर है। जो करनी वाले जीव हैं, 
वे उनके होशियार बालक हैं और सरन वाले उनके 
छोटे बच्चे हैं। वे इन दोनों की मदद करते हैं, बल्कि 
छोटे बच्चो की जो अपनी करनी का बल छोड़ कर 
निरानिरी उनकी दया के आसरे है, ज्यादा सम्हाल 
फरमाते हैं। | 


९ - करनी वाले जीवो की प्रीति और प्रतीत 
राधास्वामी दयाल के चरनों में बहुत गहरी और मजबूत 
होती है कि किसी झकोले की हालत में वे नहीं डिगते 
हैं यानी झोका नहीं खाते और उनकी सरन भी गहरी 
और ऊँचे दरजे की है कि कैसा ही चक्कर आवे, वह 
ब-दस्लूर कायम और मजबूत रहती है और वे सिफ 
अपने ही जीव का कारज नहीं बनाते, बल्कि बहुत से 
जीवो को और खास कर सरनवालो को उनके जीव के 
उद्धार में बहुत मदद देते है।। 


१० - जब कोई भारी चक्कर या झकोला आवे, तो 
सरन वाले जीव अपनी कमजोरी के सबब से झोका खा 
जाते है, पर राधास्वामी दयाल अपनी मेहर से ऐसी 
हालत में उनको चाहे सीधे और चाहे करनी वालों की 
मारफल मदद देकर उनकी रक्षा और सम्हाल करते है 


2 


| ४३]... पला भागा [३०९ | भाग 
और दुनिया के भोग बिलास के फन्दों से भी उनको 
आहिस्ता आहिस्ता बचा कर निरमल करते जाते हैं और 
हर झकोले के पीछे उनकी प्रीति और प्रतीत और सरन 
को ज़्यादा मजबूती देते जाते हैं।। 


११ - जीवों को चाहिये कि जेसे बने तैसे 
राधास्वामी दयाल के सलसग में शामिल होकर उनके 
-चरनो की सरन लेवे, तो चाहे वह करनी के लायक होवे 
या सरन के अधिकारी होवें, राधास्वामी दयाल सब की 
हर तरह से रक्षा और सम्हाल करके और दिन दिन 
प्रीति और प्रतीत अपने चरनों मे बढ़ा कर अबेर? सबेर? 
एक दिन निज घर में पहुँचा कर परमानद को प्राप्त 
करावेंगे और जनम मरन और देहों के दुख सुख से 
बचा कर अमर अजर कर देंगे और अपने निज धाम में 
अपने दर्शन का परम बिलास बरब्शोंगे | | 


१२ - करनी वाले जीवो को इस कदर ख्याल 
रखना चाहिये कि अभ्यास करके उनकी सुरत अन्तर में 
दिन दिन ऊँचे की तरफ चढ़ी जावे और सरनवालों 
को इतनी होशियारी रखनी चाहिये कि उनके इस बात 
के यकीन में कि राधास्वामी दयाल अपनी दया से 
जरूर उनका बेड़ा पार लगावेंगे, खलल न पड़ने पावे 
और दोनों किस्म के जीवों को बराबर कोशिश और 
एहतियात करना चाहिये कि उनकी प्रीति और प्रतीत 
राधास्वामी दयाल के चरनो मे दिन दिन बढ़ती और 
मजबूत होती जावे और दुनिया और उसके भोग और 
पदार्थों से मन और चित्त जिस कदर बन सके, दिन 
दिन उपराम होते जावे।। 


| १-देर।२-जल्दा | - देर। २ - जल्द। 


| ३१०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 
१३ - जो इस कदर होशियारी दोनों किस्म के 
जीवो से बन आवेगी, तो कोई शक नहीं हे कि 
राधास्वामी दयाल अपनी मेहर और दया से उन जीवो 
का कारज सहज में उनके अधिकार के मुवाफिक बना 
कर दरजे-बदरजे एक दिन परम पद में पहुँचावेंगे।। 


बचन तैतालीसवाोँ 
अभ्यास के खास विघ्नो का वर्णन और 
उनके दूर करने और अभ्यास की तरक्की 
की जुगल 
१ - जो लोग कि राधास्वामी मत में शामिल होकर 
अभ्यास कर रहे हैं, उनके लिये यह बचन कहा जाता 
है कि जब जब भजन और ध्यान मे रस कम मिले या 


मन बिल्कुल न लगे, तब उनको क्या जतन करना 
चाहिये। | 


२ - जब भजन मे शब्द की आवाज़ साफ न मालूम 
होवे या बिल्कुल न सुनाई देवे, तब मुनासिब है कि उस 
वक्‍त उसी आसन से बैठे हुए ध्यान करे और जो थोड़े 
अरसे में इस तौर से शाब्द न सुनाई देवे या आवाज़ 
साफ न आवे, तो ध्यान करके उठ खड़ा होवे और फिर 
दूसरे वक्त भजन करे और जो फिर भी शाब्द न मालूम 
होवे, तो ब-दस्लूर ध्यान करे ओर इसी तौर से हर रोज़ 
अभ्यास करे जावे, जब लक कि शाब्द सुनाई न देवे। 
दो चार रोज या एक हफ्ते या दो हफ्ते मे राधास्वामी 
दयाल की दया से ज़रूर थोड़ी या बहुत आवाज़ मालूम 


| ४३]... पला भागा [२११ | भाग 
पड़ेगी | | 


३ - जब भजन में बैठे और गुनावन यानी खयालात 
दुनिया के पैदा होवें तो चाहिये कि उनको हटावे और 
दूर करे और जो ऐसा न कर सके तो मुनासिब है कि 
उस वक्‍त सुमिरन और ध्यान उसी आसन से बेठे हुए 
करे। जो ध्यान में मन लग जावेगा तो खयालात दूर हो 
जावेगे और जो फिर भी मन खयालात उठाता रहे, तो 
भजन और ध्यान छोड़ कर नाम का सुमिरन धुन के 
साथ या उस कायदे से जेसा कि प्रेमपत्र बचन ३९ में 
लिखा है, मन ही मन में या थोड़ी आवाज़ के साथ एक 
या पोन घटे सुरत और मन और दृष्टि को सहसदलकेंवल 
के मुकाम पर जमा कर और आँखे बन्द करके, करे, 
इस तौर से जरूर सुमिरन का रस आवेगा और मन 
निश्चल हो जावेगा। फिर इखितियार है कि चाहे ध्यान 
करे या भजन करे और जो शान्ति आ गई होवे और 
तबियत ज्यादा अभ्यास को न चाहे या फुरसत न होवे 
तो उठ खड़ा होवे । | 

४ - जब ध्यान और सुमिरन में बैठे और उस वक्त 
मन न लगे या बे-फायदा दुनिया के ख्याल उठावे या 
काम क्रोध लोभ और मोह की तरगें उठावे तो भी 
मुनासिब है कि नाम का सुमिरन धुन के साथ या उस 
कायदे से जैसा कि बचन ३९ में लिखा है, बाहर या 
अलर आवाज के साथ, पौन घटे या एक घटे लक, 
करे। इस मे ज़रूर थोड़ा बहुत रस आवेगा और मन 
निश्चल हो जावेगा और कुछ प्रेम की हालत भी मालूम 
होवेगी । उस वक्त फिर चाहे ध्यान करे या इस कदर 
काम करके उठ खड़ा होवे । | 


| ३१९]. प्रेमपत्रराधस्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


५ - जो मन अकसर भजन और ध्यान में नही 
लगता है और गुनावन ज़्यादा उठाया करता है, तो भी 
यही इलाज करना चाहिये यानी हफ्ते दो हफ्ते एक एक 
घटे नाम की धुन का उच्चारण करे। इस मे सफाई 
हासिल होगी और थोड़ा बहुत रस आवेगा और फिर 
ध्यान और भजन थोड़ी बहुत दुरुस्ती के साथ बन 
पड़ेगा और जब इन दोनों मे रस आने लगे या मन 
थोड़ा बहुत ठहरने लगे, तब नाम का सुमिरन धुन के 
साथ मौक़्फ कर दे या हफ्ते में एक या दो बार घटे 
घंटे भर करता रहे।। 


६ - नाम की महिमा बहुत बड़ी है, पर बिना भेद 
और जुगल के यह अभ्यास कुछ फायदा नहीं दे सकता 
है या यह कि जो फायदा हासिल होगा, वह ऊपरी होगा 
और कायम नहीं रहेगा ।। 


७ - जब कि नाम के सुमिरन मे मन लग जावे और 
उस वक्त जो शब्द सुनाई देवे या रोशनी नजर आवे 
या आनद प्राप्त होवे उसको सच्चा सग शाब्द या 
सतगुरु का समझना चाहिये, क्योकि यह सब रूप यानी 
आनन्द रूप ओर शाब्द स्वरूप और प्रकाश रूप सतगुरु 
के हैं और जानना चाहिये कि जब इन में से कोई भी 
हासिल हुआ तो जरूर सतगुरु और शब्द के साथ मेला 
हो गया और अभ्यास दुरुस्त बना ।। 

८ - जब भजन के वक्‍त आवाज बाई तरफ से आवे 
तो चाहिये कि तवज्जह अपनी ऊपर की तरफ को 
लगावे और बाये कान का दबाव हलका करे या 
बिल्कुल न दबावे या अँगूठा कान मे से निकाल लेवे, 
तो आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ दोनो आँखों के मध्य में 


| ४३]... पला भागा [३१३ | भाग 
ऊपर की तरफ से आती मालूम होगी और फिर उसी 
मे चित्त लगावे।। 

९ - जो फिर भी आवाज़ बाई तरफ से ब-दस्लूर 
जारी रहे तो मुनासिब है कि उसी आसन से बैठे हुए 
सुमिरन और ध्यान करे और ऊपर की तरफ दूसरे या 
तीसरे स्थान पर मन और सुरत को जमावे, तो उम्मीद 
होती है कि थोड़े अरसे में, जो कोई ख्याल दुनिया के 
नहीं उठेंगे, तो आवाज का घाट बदल जावेगा यानी 
ऊपर की तरफ से या दायें कान की तरफ से सुनाई 
देने लगेगी और चाहिये कि बायें कान की तरफ से 
लवज्जह बिल्कुल हटा लेवे।। 


१० - और जो इस तौर से अभ्यास करने पर भी 
आवाज़ का घाट या मुकाम न बदले, तो ब-दस्तूर 
सुमिरन और ध्यान करके उठ खड़ा होवे और जब तक 
बाई तरफ से आवाज आती रहे, तब तक हर रोज़ यही 
अभ्यास सुमिरन और ध्यान का भजन के आसन से बैठ 
कर जारी रवकखे। यकीन है कि राधास्वामी दयाल की 
दया से चन्द रोज में हालत बदल जावेगी यानी ऊपर 
की तरफ या दाई तरफ से आवाज जारी हो जावेगी ।। 

११ - जब कभी भजन के वक्‍त पिंडलियों मे और 
पैरों में पटकन यानी दर्द इस कदर पैदा होवे कि 
अभ्यासी बैठ न सके, तो चाहिये कि दोनों कुहनियाँ 
अपनी बैरागिन लकड़ी पर या चारपाई पर जमा कर 
दो-जानू यानी ऊँट की तरह पिंडलियों को दबा कर 
बैठे, तो यकीन है कि पटकन यानी दर्द का असर कम 
हो जावेगा और भजन और ध्यान में थोड़ा बहुत मन 
लग कर रस पावेगा और जो इस तरह बैठने से भी 


4 


| ३१४]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


आराम न मिले, तो चाहिये कि उठ कर पाँच सात 
मिनट टहले यानी चिहलकदमी करे और जब दर्द दूर 
हो जावे तो फिर ब-दस्तूर अभ्यास करे और जो इस 
पर भी आराम से न बैठा जावे, तो उस वक्‍त भजन 
और ध्यान मोक्ूफ करके सिर्फ नाम का सुमिरन धुन के 
साथ थोड़ी देर करके उठ खड़ा होवे और दूसरे वक्त 
भजन और ध्यान करे | 


१२ - मालूम होवे कि यह दर्द पिंडलियों में इस 
सबब से पैदा होता है कि सुरत की धार का सिमटाव 
और खिंचाव ऊपर की तरफ होता है और जब इस 
तरह सुरत पिंडलियों में से खिंचती है, तब रगें उसके 
वास्ते तड़पती है, सो आहिस्ता आहिस्ता उनको सुरत 
की धार के थोड़े बहुत खिंचाव की बरदाश्त होती 
जावेगी और तब दर्द भी कम होता जावेगा और कोई 
तकलीफ अभ्यास में नही मालूम होगी ।। 


१३ - कभी कभी ऐसा होता है कि भजन का 
अभ्यास करते करते हाथ और बाहे और पिंडलियाँ और 
पैर सुन्न हो जाते हैं यानी किसी कदर बेकार हो जाते 
हैं ओर कभी उँगलियाँ सुन्न होकर छूट जाती हैं, तो इस 
बात का कुछ अदेशा नहीं है। उँगलियाँ छोड़ कर जो 
भजन बने जाय तो जिस कदर हो सके, भजन करता 
रहे या जो आवाज़ न सुनाई देवे तो उस वक्त ध्यान 
करता रहे और जब भजन कर चुके, लब थोड़ी देर हाथ 
और पैर फैला के खाली बैठे और फिर उठ कर थोड़ी 
देर टहले, तो सब अंग ब-दस्लूर हो जावेंगे।। 


१४ - हाथ पैर सुत्र हो जाने का सबब भी वही 
सुरत का खिंचाव है और यह निशान है कि भजन 


| ४३]... पला भागा [३१५ | भाग 
दुरुस्ती के साथ बन रहा है, क्योंकि सच्चे भजन की 
महिमा यही है कि मन और सुरत का सिमटाव और 
खिंचाव नीचे की तरफ से ऊपर को होता जावे।। 


१५ - कभी भजन या ध्यान की हालत में नींद का 
सा गलबा" मालूम होकर अभ्यासी बे-खबर हो जाता है, 
इस विघ्न का नाम लय है। यह हालत नींद की जो पैदा 
होती है, इसका नाम तुन्द्रा है जो कि जाग्रत और सोने 
के बीच की हालत है। शुरू अभ्यास में ऐसी हालत कभी 
किसी की होती है, सो उसको मुनासिब है कि जब नींद 
यानी बेहोशी आती हुई मालूम होवे, तो उसी वक्‍त उठ 
कर दस बीस कदम टहले और जब सुस्ती दूर हो 
जावे, तब फिर अभ्यास में बैठ जावे और जब कभी 
ज्यादा सुस्ती मालूम होवे तब उठ कर मुँह धोवे और 
फिर अभ्यास शुरू करे और जो जरूरत होवे तो भजन 
के वक्‍त नाम का अंतरी सुमिरन भी करता जावे। इस 
तरह थोड़े अरसे में यह विघ्न दूर हो जावेगा।। 


१६ - सिवाय लय के तीन विघ्न और भी हैं जो 
अभ्यासी को दरजे-बदरजे सताते हैं और उनके नाम 
यह हैं - विक्षेप, कषाय, रसास्वाद | इनके अर्थ और दूर 
करने की तरकीब नीचे लिखी जाती है।। 


१७ - विक्षेप, भजन या ध्यान मे एक दम चित्त के 
हट जाने या झटका लगने का नाम है, जैसे किसी ने 
आकर आवाज़ देकर जगा दिया या बदन को हिला 
दिया या कोई मन की जबर लरग ने एकाएक उठ कर 
भजन या ध्यान से अलेहदा कर दिया या किसी किस्म 
का असर, जैसे कीड़ा रेगता है, या कोई जानवर जैसे 


| ३१६]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


चीटी वगैरा काटती है, बदन पर मालूम होवे और 
अभ्यासी उसके दूर करने को भजन और ध्यान को एक 
दम छोड़ देवे। इसका जतन यह है कि अपने लोगों को 
समझा देवे कि वक्‍त भजन और ध्यान के उसको कोई 
जोर से न पुकारे और जो खास जरूरत होवे तो 
आहिस्ता आवाज देवे या नरमी के साथ उसके पैरों को 
छू देवे तो अभ्यासी जाग पड़ेगा । | 


१८ - और मन की तरंग के साथ जहाँ तक 
मुमकिन होवे, शामिल होकर भजन से जुदा न होवे 
यानी गाफिल न हो जावे। इस किस्म के विघ्न कोई 
दिन अभ्यासी को पेश आते हैं फिर जिस कदर उसका 
अभ्यास पकता और बढ़ता जावेगा, उसी कदर यह 
विघ्न दूर होते जावेगे यानी उसका असर अभ्यासी पर 
बहुत कम होवेगा। 


१९ - कषाय, इस से यह मतलब है कि पिछले 
जनमो के खयाल भजन के वक्‍त उठें कि जिनको 
अभ्यासी ने इस जनम में न देखा है न सुना है।। 


२० - यह खयाल गुनावन के तौर पर पैदा होते हैं 
और बगेर थोड़ी देर अपना भोग दिये दूर नही होते, पर 
जो अभ्यासी विरह और प्रेम अग लेकर भजन करता है 
या गुरु स्वरूप को अगुवा करके अभ्यास करता है, 
उसको यह विघ्न कम सतावेंगो। इस वास्ते मुनासिब है 
कि जब ऐसे खयाल सन्मुख आवे, उस वक्‍त भजन के 
साथ ध्यान शामिल करें, तब कुछ अरसे में वे खयाल 
दूर हो जावेगे।। 


२१ - रसास्वाद, इससे यह मतलब है कि अभ्यासी 
भजन के वक्‍त थोड़ा रस पाकर मगन और तृप्त हो 


| ४३]... पला भागा [३१७ | भाग 

जावे और फिर ज्यादा अभ्यास में उससे न बैठा जावे 
या किसी कदर गफलत आजावे। | 

२२ - इसके दूर करने का जतन यह है कि जब 
ऐसी हालत होवे तो पॉच चार मिनट के वास्ते भजन 
छोड़ कर और हाथ पैर फेला कर बैठ जावे या उठ कर 
दस बीस कदम टहले, तो आहिस्ता २ यह विघ्न दूर हो 
जावेगा । | 


२३ - कभी ऐसा होता है कि भजन के वक्त 
अभ्यासी की आँखों में या माथे में दर्द होने लगता है, 
तो ऐसे वक्त चाहिये कि भजन और ध्यान छोड़ देवे, 
फिर दूसरे वक्‍त तीन चार घन्टे बाद करे और जो 
मौका होवे तो घन्टे दो घन्टे आराम कर लेवे, इस से 
वह दर्द दूर हो जावेगा ।। 


२४ - यह दर्द इस सबब से पैदा होता है कि 
अभ्यासी जोर देकर अपने मन और सुरत को ऊपर की 
तरफ खीचे या अपनी आखो की पुतलियों को जोर से 
ऊपर की तरफ को ताने और चढ़ावे, सो यह बात 
मुनासिब नहीं है। अभ्यासी को चाहिये कि यह काम 
आहिस्तगी के साथ जिस कदर कि बरदाश्त होती 
जावे, करे और ज्यादा जोर न लगावे, क्योकि ज्यादा 
जोर लगाने में खून ऊपर की तरफ चढ़ता है और रगो 
में मामूल से ज़्यादा भर कर दर्द पैदा करता है।। 

२५ - जिस अभ्यासी को कि भजन और ध्यान में 
रस और आनन्द उसकी चाह के मुवाफिक मिलता है 
और दिन दिन बढ़ता जाता है उसको चाहिये कि जब 
अभ्यास मे बैठे तब पहिले इरादा कर ले कि मैं इस 
वक्त एक घटे या दो घटे या तीन घटे अभ्यास करूंगा | 


| ३१८]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 
और उसके पीछे उठ कर फलाना काम करूंगा, इस 
तरह उसके मन और सुरत मुकर्रर किये हुए वक्‍त पर 
उतर आवेगे और उस वक्त अभ्यास पूरा हो जावेगा ।। 
२६ - जिस अभ्यासी की ऐसी हालत होती है कि 
कभी शाब्द प्रकट होता है और कोई दिन पीछे गुप्त हो 
जाता है और फिर थोड़े दिन पीछे सुनाई देने लगता है 
तो यह कसर उसके पिछले या हाल के कर्मो और 
खयालों की है या यह कि अभ्यासी दस्तूर के मुवाफिक 
रोजमर्रा अभ्यास नहीं करता है यानी कभी कभी छोड़ 
देता है। । 


२७ - इसका इलाज यह है कि अभ्यासी अपने 
(१) व्यवहार, (२) खान पान, (३) अपने मन और 
इन्द्रियों की चाल ढाल, (४) अपनी समझ और खयाल 


और (५) अपनी प्रीति और प्रतीत को गौर करके देखे 
और जाँच करे कि उसमे किस कदर कसर है, और 
(६) अपने सग कसग की भी एहतियात करे, क्योंकि 
ससारी और निन्दको के संग से अभ्यास मे विघ्न पड़ता 
है और जो इन बातो मे कसर और नुक्स नजर आवे तो 
उसको प्रेमी अभ्यासियों का सलसग या बानी का गौर 
से पाठ करके दूर करे ओर आइन्दा को अपने व्यवहार 
और बर्ताव और खान पान और चाल ढाल और ख्यालो 
को सम्हाले और राधास्वामी दयाल के चरनो मे प्रीति 
और प्रतीत को बढ़ावे और सशय और भरम को जिस 
कदर जल्दी बने, अपने मन से निकाल देवे और कुछ 
वक्‍त अभ्यास का भी बढ़ावे और जो भजन मे रस न 
आवे तो ध्यान ज्यादा करे और ध्यान में भी रस न आवे 
तो नाम का सुमिरन धुन के साथ करे, तब आहिस्ता 


| ४३]... पला भागा [२१९ | भाग 


आहिस्ता यह विघ्न हट जावेगा और फिर बराबर भजन 
में शाब्द सुनाई देने लगेगा और ध्यान में भी थोड़ा बहुत 
रस आवेगा | | 


२८ - मालूम होवे कि हर एक अभ्यासी की हालत 
चाहे मर्द होवे या औरत, मुवाफिक उसके (१) पिछले 
और हाल के करमों के, और भी मुवाकिक उसके 
(२) शौक यानी विरह और प्रेम के, और भी मुवाफिक 
उसकी (३) प्रीति और प्रतीत के दरजे के जुदा जुदा है 
और उसी मुवाफिक उसको अभ्यास मे रस मिलता है 
और मन भजन ध्यान और सुमिरन में लगता है। इस 
वास्ते हर एक को चाहिये कि अपनी हालत की निरख 
परख करता रहे और जिस बात मे कसर देखे, उसके 
दूर करने के लिये सचौटी के साथ जतन करता रहे 
और दया ओर मेहर की प्राप्ति के वास्ते और कसूरों की 
माफी के लिये जब तब प्रार्थना भी करता रहे और 
आइन्दा को जिस कदर बने, एहतियात और होशियारी 
भी करता रहे, तो राधास्वामी दयाल की दया से वह 
कसरें आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जावेंगी और कसूर 
भी कम बन पड़ेगे और उसी कदर अभ्यास मे ठहराव 
और रस बढ़ता जावेगा और एक दिन सफाई होकर 
निरमल आनन्द प्राप्त होगा और अपनी तरक्की दिन 
दिन आप मालूम होती जावेगी ।। 


२९ - जो किसी को ध्यान मे स्वरूप का दर्शन न 
होवे या कभी कभी होवे, तो इस से अपने मन में निराशा 
न होवे या यह खयाल न करे कि मेरे अभ्यास में भारी 
कसर है। उसको चाहिये कि स्थान पर सुरत और मन 
को जमा कर स्वरूप का खयाल करता रहे, तो आहिस्ता 


न 


| ३२०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


आहिस्ता मन और सुरत उस स्थान पर ठहरने लगेंगे 
और रस भी आवेगा। जो ठहराव नहीं होता या थोड़ा 
बहुत रस नहीं मिलता तो जानना चाहिये कि शोक और 
प्रेम की कसर हे, क्योंकि जो स्वरूप मे प्यार होगा तो 
जरूर मन और सुरत की धार उसका ख्याल करते ही 
रथान की तरफ चढ़ेगी और ऊंचे चढ़ने मे जरूर किसी 
कदर आनन्द मिलेगा। इस वास्ते अभ्यासी को मुनासिब 
है कि प्रेम और शौक से साथ ध्यान करे और जो प्रेम 
की कसर है तो सतगुरु राधास्वामी दयाल की महिमा 
और उनकी दया को दिल में याद करके थोड़ा बहुत 
प्रेम पेदा करे । इसी तरह करते २ ध्यान मे रस मिलने 
लगेगा और स्वरूप का दर्शन भी कभी २ अभ्यास के 
समय होला रहेगा और नही तो कभी २ सुपने मे जरूर 
दर्शन मिलेगा और उस दर्शन को सच्चा और असली 
और दया और मेहर का निशान समझना चाहिये । ऐसे 
दर्शन के मिलने से अभ्यासी की प्रीति और प्रतीत बढ़नी 
चाहिये। 


३० - अभ्यासी को चाहिये कि इसी तरह जेसा 
ऊपर लिखा है, आहिस्ता २ अपना ध्यान बढ़ाता जावे 
यानी एक स्थान पर वर्ष दो वर्ष या कम और ज्यादा 
अभ्यास करके इसी तरह पर दूसरे स्थान पर ध्यान 
लगावे और फिर इसी तरह स्थान २ पर ध्यान का 
अभ्यास करता हुआ दसवें द्वार या सत्तलोक तक अपनी 
सुरत को पहुँचा कर ठहरावे, तो इस तरह इतने मुकाम 
लक जीते जी उसका रास्ता साफ हो जावेगा और 
सुरत सूक्ष्म अग से वहाँ पहुँच कर ऊँचे देश का रस 
और आनन्द पावेगी | | 


रद 


| ४४]... पला भागा [३२१ | भाग 
३१ - प्रेमी अभ्यासी जो चाहे तो शुरू ही से एक 
एक स्थान पर थोड़ी २ देर अपने मन और सुरत को 
ठहरा कर सत्तलोक तक बराबर हर रोज ध्यान कर 
सकता है और जब पोथी में से भेद और प्रेम के शब्दों 
का पाठ करे या सुने तो उस वक्त जेसे २ उन शब्दों 
मे स्थानों का जिकर आता जावे, उसी मुवाफिक 
स्थान २ पर अपने मन और सुरत से स्वरूप का ध्यान 
करे, तो उसको पाठ का रस भी बहुत आवेगा और 
उसके ध्यान का अभ्यास भी हर एक स्थान पर जल्दी 
पकला और बढ़ता जावेगा यानी एक दम सत्तलोक तक 
के ध्यान का रास्ता जारी हो जावेगा और जो ध्यान के 
साथ (अभ्यास के समय) नाम का सुमिरन भी करता 
जावेगा तो और कोई खयाल नहीं उठेंगे और अभ्यास 
मे विघ्न नहीं डालेंगे, पर इस तरह का अभ्यास बगेर 
गहरे शौक और प्रेम के दुरुस्ती और आसानी से नहीं 
बन पड़ेगा | | 


बचन चवालीसवाँ 


राधास्वामी मत की सहज जुगल का 
सहज अभ्यास 


१ - राधास्वामी मत में जो जुगत (जेसे सुमिरन 
ध्यान और भजन) बताई गई है, वह जुगत भी सहज है 
और उसका अभ्यास भी सहज है यानी सिर्फ तवज्जह 
का शौक के साथ बदलना, यही अभ्यास है। । 


| ३२२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 

२ - जैसे सब जीवों की तवज्जह ससार और 
उसके पदार्थो की तरफ डुच्द्रियो द्वारे बाहर की तरफ 
को हो रही है, इसी तरह निज घर यानी कुल्ल मालिक 
राधास्वामी दयाल के धाम का भेद लेकर घट मे ऊपर 
की तरफ शौक के साथ तवज्जह करना, यही अभ्यास 


है। | 


३ - पहले बचनों में बयान हो चुका है कि कुल्ल 
रचना धारो की है और यह घारे बहुत सी तो निहाय 
सूक्ष्म हैं कि देखने और छूने में नहीं आती हैं, जैसे 
दृष्टि की धार, आवाज़ की धार और खुशबू की धार 
वगेरा और निहायल स्थूल रचना में घारें आर्क रूप और 
ख़ून रूप और तार २ और रग २ हो गई हैं और यह 
हाल देह मे अग २ और उनके माँस, और दररब्तो मे 


डाल डाल और उनकी चमड़ी यानी छाल मे साफ 
दिखलाई देता है। हर एक डाली और उसके तार और 
बदन में हर एक रग और नली बतौर नल के है यानी 
अन्दर में पोले हैं कि जिनमें होकर सूक्ष्म धारें जारी 
रहती हैं। | 

४ - जब मन मे कोई तरग उठती है यानी चाह 
पैदा होती है तो पहिले हिलोर अन्तर में होती है और 
फिर वह तरंग रूप खड़ी हो कर जिस इन्द्रिय द्वारे उस 
चाह की कार्रवाई होनी चाहिये, उसी इन्द्रिय की तरफ 
धार रूप हो कर चलती है और इन्द्रिय के स्थान से 
जिस काम या पदार्थ की चाह है, वह धार बाहर निकल 
कर उसी काम या पदार्थ मे लग जाती है। इसी तरह 
से कुल्ल कार्रवाई देह और दुनिया के कामों की धारों 
के वसीले से जारी है। देह के अन्तरी कामो के वास्ते 


` 


| ४४]... पला भागा [३२३ | भाग 
वह काम करने वाली धारें देह के अंग अंग में फेलती 
हैं और बाहर के कामों में वे धारें इन्द्रिय द्वारो से बाहर 
फैलती हैं। यह सब घारें खर्च में लिखी जाती हैं क्योंकि 
कोई भी इन में से उलट कर अपने भंडार में नहीं आती 
है।। 

५ - जो कोई कहे कि जो धारें इन्द्रियो के द्वारे खर्च 
होती हैं, वह तो वापस नहीं आती हैं, पर अनेक धारे 
बाहर से इन्द्रियों के द्वारे अन्दर में दाखिल होती हैं तो 
यह बात सच्च है, पर मालूम होवे कि जिस कदर धारें 
बाहर से अन्दर में आती हैं, वह ब-निस्बल उन 
धारों के जो बाहर निकलती रहती हैं, बहुत ओछी और 
रथूल और चैतन्यता में बहुत कम-ताकत होती हैं और 
जो कुछ कि खर्च हो रहा है, वह उस का पूरा पूरा 
एवज नही दे सकती है, क्योकि वे सब घारे बहुत करके 
जड़ पदार्थो या कम दरजे के चैतन्य से आती हैं और 
जो धारें कि बाहर के तत्वों से आती हैं, वह अलबत्ता 
स्थूल देह के मसाले की किसी कदर मददगार है, पर 
सुरत चैतन्य को इन में से किसी धार का भी फायदा 
नहीं पहुँचता है।। 

६ - और तन मन और इन्द्रियो को भी इन धारो से 
बहुत कम मदद मिलती है। अलबत्ता प्राण को बाहर की 
ताजा हवा बहुत मदद देती है यानी उसकी कसाफत 
को दूर करके ताजगी देती है और उसका असर किसी 
कदर मन तक भी पहुँचता है। यहाँ खान पान का कुछ 
जिकर नहीं है।। 


७ - इस कदर यहाँ पर बयान करना जरूर हे कि 
बहुत से बारीक और सोच विचार और अक्ल के कामों 


| ३२४]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


में सुरत की धार की ज़्यादा मदद इन्द्रिय द्वारो पर 
आती है क्योंकि बगैर सुरत की धार के कोई आदमी 
कोई काम और खास करके अक्ल और सोच विचार के 
काम नहीं कर सकता है और बाहर से जो घारें अन्दर 
आती हैं, उन में से कोई कोई सुरत की धार और बाकी 
सब सामान्य चैतन्य की घारें हैं । 


८ - सुरत की कोई कोई धार से मतलब यह है कि 
जब यह आदमी अपने से विशेष चैतन्य यानी ज्यादा 
समझदार से मदद लेवे।। 


९ - और परमार्थ में सत सतगुरु और साध महा 
चैतन्य पुरुष हैं। उनसे जो मन और सुरत को ताकत 
मिलती है, उसका तो कुछ बयान नही हो सकतला। 
उसका हाल परमार्थ के सच्चे शोक वाले जिनको प्रेमी 
और भक्त जन कहते हैं, खूब जानते हैं कि सलसग में 
बैठ कर दर्शन और बचन में किस कदर रस और 
आनन्द प्राप्त होता है।। 


१० - अब समझना चाहिये कि जिस तरफ जिस 
आदमी की लवज्जह होती है, उसी तरफ को उसके 
मन से धार प्रकट हो कर रवाँ होती है और जिस कदर 
उसका शौक तेज होता हे, उसी कदर ताकतवर और 
मज़बूत धार जारी होकर उसकी चाह के पूरा करने के 
लिये जो जतन कि मुनासिब और जरूर है, करती है।। 


११ - इसी तरह जब किसी के मन में परमार्थ की 
चाह शौक के साथ पैदा होगी, तो जो उसको 
राधास्वामी मत के मुवाफिक भेद अपने निज घर का 
और महिमा सच्चे ओर कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल 
की और हाल रास्ते और मजिलो का और जुगल चलने 


| ४४]... पला भागा [३२५ | भाग 


की सत सतगुरु या साधगुरू या उनके सच्चे प्रेमी 
सतसगी से मालूम हुई है, लो उसकी चाह के साथ 
ब-दस्तूर धार प्रकट होकर निज घट में ऊपर की तरफ 
जरूर रवा होगी और जिस मंजिल का शुरू में उसने 
ठेका मुकर्रर किया है, वहॉ तक थोड़ी बहुत ज़रूर 
पहुँचेगी और ऊँचे देश की चढ़ाई का थोड़ा बहुत ज़रूर 
रस आवेगा यानी हल्कापन और सीतलता थोड़ी बहुत 
मालूम पड़ेगी पर शर्त यह है कि उस वक्त दूसरी धार 
न उठे यानी देह या दुनिया की तरफ का कोई ख्याल 
मन में न आवे, नहीं तो जो धार ऊपर की तरफ को 
जारी हुई है, वह गिर पड़ेगी और नई धार उस ख्याल 
के मुवाफिक नीचे या बाहर की तरफ को जारी हो 
जावेगी और वह परमार्थी रस और आनन्द फौरन जाता 
रहेगा । | 


१२ - अब मालूम होना चाहिये कि राधास्वामी मत 
का अभ्यास किस कदर सहज है, यानी सिर्फ तवज्ज्ह 
और उसकी तरफ का बदलना। 


१३ - सब आदमी अपनी २ चाह के मुवाफिक जो 
काम करना चाहते हैं उसको तवज्ज्ह के साथ करते हैं, 
पर दुनिया के कामों में उनके मन और सुरत की धार 
बाहर की तरफ बहती है और खर्च मे दाखिल होती है। 
जो वही आदमी परमार्थ की महिमा और जरूरत उसके 
हासिल करने की समझ कर और उसका थोड़ा बहुत 
यकीन लाकर शौक के साथ उसकी चाह उठावे तो 
तवज्जह उनकी राधास्वामी मत के भेद के मुवाफिक 
घट में ऊपर की तरफ बदलेगी और ब-दस्तूर मन और 
सुरत की धार उस तरफ को उठ कर रवा होगी। उस 


| ३२६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


धार के उठने और चढ़ने मे जरूर शीतलता और 
आराम मिलेगा और दिन २ जिस कदर ऊंचे चढ़ाई 
होती जावेगी, रस और आनन्द बढ़ता जावेगा और एक 
दिन ऐसा अभ्यासी अपने निज घर मे पहुँच कर परम 
आनन्द को प्राप्त होकर अमर अजर हो जावेगा और 
अपने जीते जी अपना सच्चा उद्धार आहिस्ता २ होता 
हुआ आप देखता जावेगा ।। 

१४ - फिर दुनिया के कामो और उनकी चाहो और 
खयालों में तवज्जह करना स्वार्थ कहलाता है और 
इसका फल देह के सग दुख सुख भोगना ओर बारम्बार 
जनम मरन की तकलीफ उठाना है। और परमार्थ की 
चाह पैदा करके घट मै अपने घर की तरफ तवज्जह के 
साथ धार का जारी करना, परमार्थ कहलाता है और 
इसका फल देह और दुनिया के दुख सुख से दिन २ 
बचाव होता जाना और जनम मरन के चक्कर से 
बिल्कुल छूट जाना और दिन २ ऊँचे देश का रस और 
आनन्द ज़्यादा से ज़्यादा पाते हुए अपने सच्चे मालिक 
राधास्वामी दयाल के चरनों मे पहुँच कर अमर आनन्द 
को प्राप्त होना है। | 


१५ - परमार्थ का काम कोई नई बात नही है। जैसे 
दुनिया के कामों मे बाहर की तरफ तवज्जह की जाती 
है, ऐसे ही अपने जीव के कल्याण के वास्ते अन्तर में 
तवज्जह करना है।। 


१६ - तवज्जह के साथ काम करना हर कोई 
जानता है। कुछ सिखलाने की जरूरत नही है। सिर्फ 
भेद लेकर शौक के साथ अन्तर मे तवज्जह करना, 


| ४६]... पला भागा. [३२७ | भाग 


इसी कदर काम है कि जिस से हमेशा का आनन्द 
मिलना और हमेशा को दुक्खों से बचना मुमकिन है।। 


१७ - जो कठिनता और मुशकिल इस काम यानी 
परमार्थी अभ्यास में मालूम होती है, वह कमी यकीन 
और कमी शोक और कमजोरी चाह और कमी तवज्जह 
के सबब से पेश आती है या यह कि पुरानी आदत के 
मुवाफिक परमाथी काम के वक्‍त दुनिया के ख्याल ले 
बैठे तो अलबत्ता पूरा २ रस नहीं मिलेगा और शौक 
और चाह भी और उसके साथ तवज्जह भी हलकी 
रहेगी। जैसे कि दुनिया के जिन कामों में लाग नहीं 
होती या कम होती है तो वह जैसे चाहिये दुरुस्त नहीं 
बनते, ऐसे ही जो परमार्थ में भी चाह और तवज्जह कम 
होगी तो धार कमजोर और दुबली उठेगी और बीच में 
दुनिया के ख्यालों के सबब से गिर गिर पड़ेगी, तो 
परमाथी काम भी जैसा चाहिये दुरुस्त नहीं बन पड़ेगा 
यानी पूरा पूरा रस नहीं आवेगा और शौक नही बढ़ेगा।। 


१८ - इस वास्ते परमार्थी जीवों को चाहिये कि 
अपनी तवज्जह के बदलने में होशियारी और एहतियात 
जिस कदर बने, वक्त अभ्यास के, करते रहें यानी 
परमार्थी काम के साथ जहाँ तक बने, ससारी काम न 
मिलावे और सत सतगुरु के सतसग और बानी बचन 
से मदद लेकर अपना अभ्यास जिस कदर हो सके, 
दुरुस्ती के साथ करते रहेँ ओर सच्चे माता पिता कुल्ल 
मालिक राधास्वामी दयाल की सरन दृढ़ करें तो उनकी 
मेहर और दया और उनकी मेहनत और कोशिश से 
दिन दिन काम बनता जावेगा और प्रीति और प्रतीत 
चरनो मे बढ़ती जावेगी और फिर काम भी बहुत आसान 


| ३२८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 
हो जावेगा, क्योंकि जब लक प्रीति और प्रतीत मामूली 
दरजे की है, जब ही तक दिक्कत और कठिनता 
अभ्यास में मालूम होती है और जब यह दोनों बढ़ने 
लगीं,तब दिन दिन अभ्यास में आसानी होती जावेगी 
और रस और आनन्द भी बढ़ता जावेगा और एक दिन 
काम पूरा हो जावेगा ।। 


बचन पेतालीसवाों 


सवालात एक सतसगी की तरफ से 
और उनके जवाबालत 
१ - सवाल - बालक गर्भ के अन्दर स्वास लेता हे 
या नही? जो लेता है तो कैसे उसकी गुजरान होती है? 
और जो नहीं लेता है तो कहाँ और किस हालत में 
रहता है? 


जवाब - बालक गर्भ में स्वास नहीं लेता है और 
सहसदलकेवल के स्थान पर उसका जीव, चैतन्य 
समाधि में रहता है यानी जोत का दर्शन करता है और 
उस मुकाम का शब्द सुनता है।। 

२ - सवाल - बाजे कहते हैं कि आठवें महीने में 
बालक को गर्भ में भूख और प्यास लगती है और गल्ले 
का अर्क उसे खाने को मिलता हे। जो ऐसा होता हे तो 
मल भी पैदा होता होगा, यह बात सही है या क्या? 

जवाब - जब बालक का शरीर गर्भ मे बनता जाता 
है तो उसका मसाला माता का ख़ून है और जब उसकी 
देह पूरी बन जाती है, तब उसको माता की गिजा या | 


| अ] पहलाभाग [३२९ | भाग 

अहार का खुलासा जो अक रूप होता है, उसकी देह 

के बढ़ाव और पुष्ट करने के वास्ते उस नल के रास्ते 

जो नाफ से लगा होता है, मेदे में पहुँचता है। इस अर्क 

के हजम करने मे मल बहुत खफीफ पैदा होता है और 

वह उस नाल में जो मेदे से गुदा चक्र तक आई है, 

जमा होता जाता है, बल्कि, वक्‍त पैदा होने बालक के, 
दाई थोड़ा मल उँगली से निकाल देती है।। 

३ - सवाल - कोई २ कहते हैं कि बालक को गर्भ 

मे पिछले जन्मो की याद रहती है, लेकिन पैदा होने के 


वक्त वह याद भूल जाती है, यह बात किस कदर सही 
है ओर भूल क्यों कर होती है? 


जवाब - जो कि बालक के जीव की बेठक गर्भ मे 
सहसदलकेंवल के मुकाम पर होती है, वहाँ उसको सब 


जनमो का हाल आईने के मुवाफिक रोशन नज़र आता 
है और उस वक्‍त वह पक्का इरादा करता है कि 
सिवाय मालिक के चरनों की भक्ति के दूसरा काम नही 
करूंगा । पर जब जीव यानी सुरत उसकी वक्त पैदाइश 
के देह मे नीचे के मुकाम पर उतर आती है, वहां 
तमोगुण के सबब से अधकार छाया रहता है और वह 
सब याद बालक को भूल जाती है और दुनिया में 
आकर जेसा उसके पिछले करमों के मुवाफिक सग 
मिलता है और जैसा मन का मसाला वह संग लाता है, 
उसी मुवाफिक उसका स्वभाव और आदत होती जाती 
है और वैसी ही कार्रवाई करता है।। 


| ३३०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


बचन छियालिसवाोँ 


जो सवाल कि सफे २७४ पर लिखे हैं 
उनके जवाब खुलासा तोर पर, वास्ते समझाने 
सतसगियों के, लिखे जाते हैं 


१ - सवाल - यह दुख सुख की रचना किसने करी 
और क्यो करी और उसका क्या फायदा है? 

जवाब - यह रचना काल पुरुष ने करी। उसके 
ऐसी चाह थी कि मैं भी सत्तलोक के मुवाफिक दूसरी 
रचना करूं और उसका राज भोगूँ। सो सत्तपुरुष से 
आज्ञा माँग कर नीचे के देश में जहाँ कि चैतन्य, निर्मल 
और मलीन माया के साथ मिला हुआ था, आन कर 
तीन लोक की रचना करी और यहाँ माया यानी तमोगुण 
की मिलौनी के सबब से (जिसके मसाले से जीवों की 
देह तैयार हुई है) दुख सुख अवश्य भोगना पड़ता है 
और सुकर्म और कुकर्म जीवो से बनते हैं और उसी के 
मुवाफिक फल मिलता है, क्योकि पिंड में बैठ कर जीव 
कर्म करने से बाज नही रह सकता और अपनी अपनी 
चाह और जरूरत के मुवाफिक रजोगुण और तमोगुण 
के चक्र में कर्मो के करने में संग और सोहबत के असर 
से भलाई और बुराई का फर्क कम करता है।। 


२ - जो कोई कहे कि तीन गुण कैसे पैदा हुए तो 
जवाब यह है कि ऊपर से जो चैतन्य की धार आई और 
वह त्रिकुटी के स्थान पर माया से मिली, तब तीन घारें 
हो गई यानी चैतन्य की धार सलोगुण, चैतन्य और 
माया की मिलोनी की धार रजोगुन, और माया की धार 


| अ] पहलाभाग [३३१ | भाग 

तमोगुण और मालूम होवे कि तीनों धारो में इस मुकाम 
पर और उसके नीचे थोड़ी बहुत माया की मिलौनी है, 
लेकिन सतोगुण मे चैतन्य प्रधान और रजोगुण में दोनों 
का बल बराबर है और तमोगुण में माया प्रधान है। जो 
जीव सतोगुणी चक्र में पैदा हुए, वह संतोषी और 
शीलवान और परमार्थी थे और जो रजोगुण चक्र में 
पैदा हुए, वे भोग बिलास और जाहिरा नुमाइश और 
मान बड़ाई के चाहने वाले और समझ बूझ और सफाई 
के साथ कार्रवाई करने वाले और ताकत वाले, थोड़ा 
परमार्थी अग लिये हुए थे और जो तमोगुणी चक्र में पैदा 
हुए, वे किसी कदर कम-समझ और सुस्त और आलसी 
और हिरसी और परमार्थ की तरफ से बे-खबर थे और 
इन मे यह भी स्वभाव जबर रहा कि आप तो मेहनत 
और तवज्जह और कार्रवाई कम करें और दूसरे की 
मेहनत और कोशिश से जो फायदा हासिल होवे, उसमे 
शरीक होने को तैयार। इस सबब से इन की तरफ से 
ज्यादती के काम ज़ाहिर इुए। और इन की ऐसी हालत 
देख कर दूसरी तरफ से भी बदले की कार्रवाई होने 
लगी । इसी तरह रफ्ता रफ्ता दुनिया मे सुकर्म और 
कुकर्म दोनों प्रकट हुए और उन्ही के मुवाफिक जीवों 
को फल मिलने लगा और फिर ऐसे कर्मो का सिलसिला 
आइन्दा के जन्मों में भी जारी हो गया।। 


३ - इस रचना के होने में यह फायदा हुआ कि जो 
चैतन्य इस देश में माया से ढेंका हुआ अचेत पड़ा था, 
उसको सत्तलोक से जो धारे आई, उन्होने लहो से जुदा 
करके और उसी लह यानी माया के मसाले का गिलाफ 
जिसको देह कहना चाहिये, तैयार करके उसमे बिठाया 
और उसकी चेलन्य शक्ति को जो सोई पड़ी थी, जगा | 


| ३३२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


कर उससे काम लेना शुरू किया। इस तरह जीवो को 
अपने निज भडार यानी कुल्ल मालिक की कुदरत का 
तमाशा देखने और जो जो सामान उसने पेदा किये 
उनके भोगने और रस लेने और फिर अपने मालिक की 
पहिचान करने और उसका दर्शन हासिल करने का 
मौका मिला यानी सुतगुरु के वसीले से नीचे देश से 
ऊँचे में जाकर वहाँ के महा आनन्द को प्राप्त होने का 
मौका और सामान हासिल हुआ। जो काल पुरुष और 
माया प्रगट न होते तो सत्तलोक के नीचे नीचे त्रिलोकी 
की रचना भी कभी नही होती और यहाँ का चैतन्य सदा 
अचेत रहता ।। 

४ - सवाल - जो संसार में भोग पैदा किये हैं तो 
वह जरूर भोगने के वास्ते पैदा हुए हैं, फिर उन भोगों 
के हासिल करने और भोगने की इल्लत मे जीवो को 
क्यो सजा या दंड दिया जाता है यानी नीची ऊँची 
जोनों में क्यों भरमाया जाता है? 

जवाब - जो भोग इस रचना मे पैदा हुए हैं वह 
सच्चे मालिक ने प्रसन्न होकर अपने प्यारे भक्त और 
प्रेमी जन के लिये, काल पुरुष और माया के हाथ से 
पैदा कराये। वे उन भोगों को प्रथम अपने सच्चे मालिक 
के सन्मुख (जब सत सतगुरु रूप धार कर जगत में 
प्रगट होवे) पेश करते हैं या उनके प्रेमी और भक्त जन 
के निमित्त तैयार करते हैं और फिर आप भी उन्हीं भोगों 
को प्रसादी करा कर भोगते हैं और उनका रस लेते हैं 
और उनको इस भक्ति और भाव के एवज में दया 
मिलती है और प्रेम दिन दिन बढ़ता है और सच्चे 
मालिक के दिन दिन ज्यादा प्यारे होते जाते हैं।। 


| अ] पहलाभाग [३३३ | भाग 

५ - ऐसे प्रेमियों की ब-दौलत ससारी जीव भी उन 
भोगों का भोग करते हैं, पर वे उनको अपने और अपने 
कुटुम्बियों के निमित्त तैयार करके निहायत आसक्ति के 
साथ उनका रस लेते है और दूसरों को उस मे शरीक 
करना नहीं चाहते और एक दूसरे की आपस में उन्हीं 
भोगो के सबब से ईर्षा करते हैं ओर विरोध पैदा करके 
कभी २ आपस में एक दूसरे पर ज्यादती करते है और 
ऐसी जबर पकड उनकी इन भोगों मे हो जाती है कि 
उन्ही को अपना सुखदाई मानते हैं और जो कोई उन 
भोगों से छुड़ावे, उसको बैरी के समान देखते हैं और 
उन भोगों की प्राप्ति के सबब से निहायत दरजे का 
अहकार और गफलत और बे-परवाही और सख्ती उनके 
मन में बढ़ती जाती हे कि जिसके सबब से वे अपने 
सच्चे मालिक और निज घर को भूल कर दिन २ उससे 
दूर होते जाते हैं और नीची ऊँची जोनो में अपनी करनी 
का फल भोगते हैं। | 

६ - जो वे भी होशियारी और एहतियात के साथ 
प्रेमी जन के मुवाफिक उन भोगों को सच्चे मालिक और 
उसके भक्तौ को अर्पण करके और प्रसादी करा के और 
आपस मे बॉट कर भोगते, तो बजाय दूरी और दुख के, 
मालिक की नजदीकी और विशेष दया हासिल करके, 
महा सुख को प्राप्त होते।। 

७ - जाहिर है कि कुल्ल भोग मन और इन्द्रियो के 
जड़ हैं और जिस किसी की उनमें आसक्ति और 
बासना रही, वह दिन दिन उनके सग से मनुष्य की 
निस्बत कम चैतन्य और ज्यादा कम चैतन्य और बहुत 
ही ज्यादा कम चैतन्य जोनो मे उत्तर जावेगा। इस 


२. 


| ३३४]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


सबब से भोगी और रागी जीव अपनी नादानी और मन 
हठ करके आपही अपना नुकसान करते हैं।। 


८ - सवाल - ऐसी रचना कि इसमे कोई दुरी और 
कोई सुखी और कोई अमीर और कोई गरीब और कोई 
मुफलिस है, किस वास्ते और किस कायदे से की गई 
और सब एक से क्यो नही पेदा किये? 


जवाब - दयाल देश यानी निरमल चैतन्य देश में 
जिसकी हद सत्तलोक तक है और जहाँ काल और 
माया का दखल और गुज़र नहीं है, हर एक लोक में 
सब रचना एकसी और सब हस एक से रूप वाले और 
बराबर आनन्द लेने वाले हैं और माया की हद में 
जिसमें ब्रह्मांड और पिंड की रचना शामिल है, 
दरजे-बदरजे, जेसे कुछ माया निरमल और सूक्ष्म और 


रथूल और मलीन होती गई, वैसे ही रचना में कमी 
बेशी और फर्क होता गया यानी निरमल और सूक्ष्म 
माया के देश मे सुख विशेष और दुख बहुत कम और 
रशूल और मलीन माया के देश मे सुख कम और दुख 
ज्यादा होता गया और सतोगुणी जीव विशेष सुखी और 
रजोगुणी उनसे कम और तमोगुणी इनसे भी कम सुखी 
यानी ज़्यादा दुखी होते गये और कर्मो के सबब करके 
यह सुख दुख की हालत बढ़ती गई और आपस में 
दरजा यानी फर्क होता गया।। 


९ - यहाँ के माया के मसाले का यही स्वभाव है 
और इस में भी यहाँ की रचना पर दया है कि जो जीव 
ज़्यादा तमोगुणी हैं यानी अंधकार में पड़े हैं, उनकी 
गफलत और नादानी और सुस्ती किसी कदर दुख 
पाकर दूर होती है ओर आइन्दा को या तो ज्यादा सुख 


| अ] पला भागा [३३५ | भाग 


पाने के अधिकारी बनाये जाते हैं या अपनी करनी के 
मुवाफिक विशेष दुखी होने से उनका किसी कदर 
बचाव हो जाता है।। 


१० - और मालूम होवे कि तमोगुण की ज्यादती के 
सबब से बहुत से जीव इस रचना में हरचद दुखी भी 
हैं पर जो उनको उस दुख की हालत के दूर करने और 
विशेष सुख प्राप्त होने का जतन बताया जावे, तो इस 
कदर गफलत और नादानी उन पर छाई हुई है कि वह 
उसको नही मानते और उसके मुवाफिक कार्रवाई 
करना नहीं चाहते और अपनी मौजूदा हालत में ही 
रहना पसंद करते हैं।। 


११ - सवाल - मालिक जो रहीम और दयाल है तो 
ऐसी सख्ती और तकलीफ जैसे अकाल और मरी वगेरा 


जीवों पर क्यों रवा रखता है? 


जवाब - सच्चा मालिक सदा दयाल है और तीन 
लोक की रचना की कार्रवाई काल पुरुष यानी ब्रह्म के 
सुपुर्द है। वह जैसी जिसकी करनी होती है, उसी 
मुवाफिक उसके साथ बरताव करता है।। 


१२ - जब जीव कसरत से निपट ससारी भाव में 
बरताव करके और मालिक को भूल कर अपनी तमाम 
तवज्जह भोग बिलास और देह के पालन पोषन में खर्च 
करते हैं और इस सबब से नीचे की जोनों में कसरत 
से जीव उतरते जाते हैं, तब वह मालिक दया करके 
अकाल डालता है। उस वक्‍त सब जीवों की हालत मय 
जानवरों के भूखे प्यासे ओर चिन्ता और दुख में परेशान 
और व्याकुल होकर बदलती है यानी जिस रीत से कि 
लन मन और इन्द्रियां शिथिल और निबल होकर ऊपर | 


| ३३६]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 
की तरफ को तवज्जह करें या उनका ऊपर की तरफ 
को खिंचाव होवे और थोड़ी बहुत सुरत की ताकत 
जागे, उस रीत मे यह सब जीव लाचार होकर आप ही 
बर्तते हैं और इस तरह सब की सुरत यानी रूहों का 
घाट बदलता है यानी नीचे से ऊँचे को चढ़ाई होती है 
और सिलसिलेवार सब जीवौ को इस तरह दरजे-बदरजे 
फायदा पहुँचता है, यानी ज्यादा सुख का स्थान पाते 


हैं। | 


१३ - इसमे ऐन दया ही दया है। सिर्फ इस कदर 
फर्क है कि जो जीव सोच और समझ कर और बचन 
मान कर दुरुस्ती से बरतावा ससार में करते है, उनका 
दरजा सहज मे चढ़ता जाता है और जो भूल और 
गफलत और नादानी और बे-परवाही और बे-खोफी से 


भोगों में लिपट कर और उन में निहायत आसक्त हो 
कर कार्रवाई करते हैं, वह उसी कदर दुख और 
तकलीफ पाकर सम्हलते हैं । । 


१४ - इसी तरह बीमारी और मरी का भी हाल 
समझना चाहिये । जब ओछी करनी वाले जीव सयोग 
से बहुत जमा हो जाते हैं, तब वे किसी आम और सरबत 
बीमारी में मुबतिला हो कर एक ही समय में करीब 
करीब देह छोड़ते है और ऐसी एकाएक और जल्दी 
जल्दी मौल होने से बाकी जीव घबरा कर और अपनी 
अपनी मौत का खौफ खाकर थोड़ा बहुत मालिक को 
याद करते हैं और अपनी चाल और चलन किसी कदर 
दुरुस्त करते हैं और बाजे मालिक की हस्ती का भी 
यकीन मन मे लाकर पहले की निस्बत उनके व्यवहार 


| अ] पहला भागा [३३७ | भाग 
और बरताव की किसी कदर सम्हाल होती जाती है 
और घाट यानी दरजा किसी कदर बदल जाता है।। 


१५ - और मालूम होवे कि अकाल और बीमारी 
और मरी के समय में बहुत से जीवों से पर-उपकार के 
थोड़े बहुत अच्छे काम बन आते हैं कि जिसके सबब से 
वे विशेष सुख पाने के अधिकारी हो जाते हैं। और 
बहुतेरे जीव खौफ खाकर और दुनिया की बे-सबाती* 
का हाल देख कर कोई कोई परमार्थ की खोज में और 
कोई कोई उसकी कमाई में लग कर अपनी नर-देही 
सुफल करते हैं और ऊँचा दरजा पाते हैं।। 


१६ - सवाल - जो मालिक सर्व समर्थ है तो आपही 
हमारे मन को फेर कर हम से परमार्थ की करनी क्यो 
नहीं करा लेवे? 


जवाब - मालूम होवे कि असल में बिना मालिक के 
हुक्म या मौज या मजी के कोई काम नही होता है। जो 
दया पात्र और अधिकारी जीव हैं, वह अपनी रोजमर्रा 
की हालत और दुनिया के हाल को देख कर, आपही 
अपने मन मे सोच विचार करके अच्छे काम और 
परमार्थ की खोज और कमाई मे लग जाते हैं और 
उनको मेहर और दया से मालिक बराबर लरक्की के 
वास्ते मदद देता जाता है। ऐसे लोग कुदरती किताब 
से बहुत करके हिदायत लेते है और फिर उनको मौज 
और दया से निज भेद और सच्चे मालिक और उससे 
मिलने की जुगत के बताने वाले सतगुरु भी मिल जाते 
है ओर उनका कारज दिन दिन बनता जाता है।। 


(  १-नाशमानता। | - नाशमानता। 


| ३३८]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


१७ - और जो जीव कि आप से नहीं चेतते, उनको 
मालिक अपनी मौज से चेते हुए जीवों की मारफत 
समझौती देकर होशियार करता है और उनका भी 
कारज आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो जाता है।। 


१८ - पर जो जीव कि आप से न चेते यानी आख 
खोल कर अपने और जगत के हाल को न देखें और 
उस से अपनी बेहतरी के वास्ते नतीजा और तदबीर न 
निकाले और जो उनको दूसरे लोग समझावें और 
चितावें तो भी समझ बूझ नहीं लाते और होशियार नहीं 
होते यानी ससार के कारोबार और भोग विलास मे 
हैवानों की तरह से लिपटे रहना पसन्द करते हैं, तो 
ऐसे जीवों की सम्हाल और लरक्की के वास्ते वह 
मालिक समर्थ दयाल आप तदबीर करता है यानी जब 
ऐसे जीवो की कसरत हो जाती है, तब जैसा कि चौथे 
सवाल के जवाब में लिखा है, अकाल और मरी और 
बीमारी भेज कर उन अचेत और गाफिल जीवो को 
सम्हालता है और जो काम परमाथी जीव अपनी ख़ुशी 
और उमंग के साथ करके मालिक की दया और 
बख्शिश हासिल करते हैं, वही काम थोड़े और बहुत 
इन गाफिल जीवो से करा लेता है, जैसे कम खाना 
और जागरन करना और दुनिया और कुटुम्ब परिवार 
का मोह कम करना और भोगों मे कम बर्तना और मान 
और अहंकार को तोड़ना और दीनता और गरीबी की 
चाल में बर्तना और मालिक और मौत की याद करना 
और दुनिया और अपनी देह और कुटुम्ब और सामान 
से किसी कदर चित्त मे बैराग रखना या उदासीन रहना 
वगेरा | | 


| ४७]... पला भागा [३३९ | भाग 
१९ - अब जीवो को इखितयार है कि अपने अपने 
भाग और अधिकार या समझ और विचार के मुवाफिक 
अपने असली और हमेशा के सुख हासिल करने के 
लिये सत सतगुरु के बचन के मुवाफिक कार्रवाई करें 
या न करें, क्योकि जो वे अब और आप से चेत कर 
अपने जीव के कल्यान के निमित्त कुछ थोड़ी बहुत 
तवज्जह और मेहनत करेंगे तो उनके हक में हर तरह 
से बेहतर होगा यानी सुख और आनन्द के साथ परमार्थ 
की दौलत आहिस्ता २ हासिल करेंगे और जो अपने 
मान और अहकार और नादानी के गलबे से आप से 
आप नहीं चेतेंगे और होश नहीं करेंगे, तो वक्‍त और 
मौका मुनासिब पर वह मालिक दयाल आप उनके 
चेतने और परमार्थ की कार्रवाई करने का बन्दोबस्त 
जिस तरह मुनासिब और उनके हक में बेहतर होगा, 
आप करेगा । | 


२० - मालूम होवे कि सिवाय ऊपर के लिखे हुए 
सवालों के दो सवाल और भी है कि जिनका बयान 
खोल कर पिछले बचनों में हो चुका है और इस वास्ते 
उनका जवाब यहाँ पर दुबारा लिखना फिजूल समझा 
गया और वह दो सवाल निसबल हस्ती सच्चे और 
कुल्ल मालिक के और जीव या सुरत उसकी अश होने 
की बाबल हैं, सो बयान हो चुका है कि राधास्वामी 
दयाल कुल्ल मालिक और सर्व समर्थ हैं और जीव 
उनकी अश हैं, जैसे सूरज और सूरज की किरन और 
यह दोनों अमर हैं।। 


| ३४०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


बचन सेंतालीसवाँ 
सवाल जवाब 

१ - सवाल - जिन जीवो ने सच्चे दिल से ऐसी 
सरन ली है कि जो कुछ होता है मालिक की मौज से 
होता है और सच्ची ख्वाहिश इस बाल की रखते हैं कि 
वह कर्मो के बधन में न पड़े, जो कुछ अच्छा और बुरा 
हो सब मालिक की मौज पर छोड दें, तो फिर भी जो 
नाकिस कर्म उनसे बनेगा, उसका जवाब-दह कौन है 
या जो ख्यालात ना-पसदीदा कि एकाएक उनके दिल 
में पैदा हो जाते हैं और वह सच्चे दिल से यह बात 
चाहते हे कि ऐसे खयालात या ऐसी हरकात उनसे 
मनसा बाचा और कर्मना सरजद" न हो तो इसकी 
निस्बत क्या ख्याल हो सकता है? अगर उनके जिम्मे 
डाला जावेगा तो वह नाहक मारे पडे, क्योकि वह तो 
बारम्बार तोबा? कर रहे हैं कि हे मालिक! हमारे हाथ से 
खोटी करनी न बने, अगर मालिक के जिम्मे रक्खा 
जावे तो वह ऐसी कार्रवाईयाँ क्यो करावेगा तो बा-वजूदे? 
कि दिल से ऐसी सरन इखितियार की है या करना 
चाहते हैं और फिर हरकात ना-पसदीदा सरजद हों या 
एकाएक दिल मे उनका ख्याल बिना सोचे पैदा हो 
इसका क्या जतन है और यह क्यों पैदा होते हैं? 

२ - दूसरे वह जीव जो सरन दूढ़ करना चाहते हैं, 
यह समझ लेकर कि जो सब कर्म, भले और बुरे, 
मालिक की मौज पर छोड़ दिये जावे तो निसबल बुरे 
कर्मो के मालिक के जिम्मे दोष आता है और जो ऐसा 


| ^१-नबने।२-पछतावा। ३ - अग्ष] | - न बने। २ - पछतावा। ३ - अगर्चे। 


| ४७]... पला भागा [३३१ | भाग 
अमल करें कि जो कोई नेक करनी भूल चूक से (गो 
कि नेक कर्म इस जीव से सरजद होना एक अमर 
मुहाल बल्कि ना-मुमकिन है, मगर फर्जन अगर मालिक 
की दया से बन जावे) उनसे बन पड़े तो उसके वास्ते 
सच्चे दिल से यह एतकाद कि यह मालिक ने किया 
और जो नाकिस कर्म उनसे (जो रोजाना बनते 
हैं ) सरजद हों, वह सच्चे दिल से अपने ऊपर ले ले 
कि यह हम से हुआ और ब-फोर सरजद होने के अपने 
मालिक से माफी चाहें, तो उनके वास्ते सूरत माफी है 
या नहीं? मतलब यह है कि : - 


३ - वह जीव जो कर्मो का बन्धन नहीं चाहते और 
चरन सरन दृढ़ करना चाहते है और वह सब कर्म, 
भले और बुरे, मालिक के जिम्मे रख दें ।। 


४ - वह जीव जो कर्मो का बन्धन नहीं चाहते और 
चरन सरन दृढ़ करना चाहते हैं, अगर कोई शुभ कर्म 
वर्ष छः महीने मे मालिक की दया से बन पड़े, तो वह 
मालिक के अर्पण और जो खराब कार्रवाई नित्य और 
हर घड़ी होती है, वह अपने जिम्मे ले ले तो इन दोनों 
किस्म में से वह जुगल बलला दीजिये जिससे कि जीव 
का सहज गुजारा हो जावे कि किस हालत मे मालिक 
की तरफ से ज्यादा रक्षा होगी और जीवों का जल्दी 
काम बनेगा । | 

५ - जवाब - यह हालत सिर्फ ऐसे प्रेमी की हो 
सकती है कि जिसके मन में कोई ख्वाहिश या चाह 
भोग बिलास की या ससार के सामान और मान बड़ाई 
के प्राप्ति की नही रही है। और चाहे वह गृहस्थ में 
रहता है, पर उसके कुटुम्बी और सम्बच्धियो की चाह 


रे 


| ३४२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


और ख्वाहिश का भी असर उसके मन में नहीं होता है 
यानी उनके पालन पोषन के निमित्त चाहे थोड़ा बहुत 
कर्म भी करे, पर सब करतूत उसकी राधास्वामी दयाल 
की मोज के आसरे होती है और नफे ओर नुकसान की 
हालत में कभी और किसी तरह पर उसका मन रूखा 
फीका या राधास्वामी दयाल की तरफ से उदास या 
दुखी नहीं होता है, ऐसे प्रेमी की सुरत की पहुँच और 
बैठक ऊँचे स्थान पर होगी कि जहाँ ससार की हवा 
बहुत कम पहुँचती है और जो कि उसके मन में कोई 
किस्म की चाह नही रही है, इस वास्ते उससे कोई 
कार्रवाई ऐसी नहीं बनेगी कि जिस मे किसी का असली 
नुकसान होवे या वह कार्रवाई बिल्कुल उलटी और 
खिलाफ मौज और मरजी कुल्ल मालिक राधास्वामी 
दयाल के होवे, इस वास्ते उस प्रेमी की यह समझ कि 
जो कुछ होता है कुल्ल मालिक की मौज से होता है, 
सही और दुरुस्त समझनी चाहिये। उसके मन में किसी 
हालत में हर्ष या शोक नहीं आता है और न किसी को 
नुकसान या तकलीफ पहुँचाने का जान कर या अनजाने, 
इरादा या ख्वाहिश होती है। फिर ऐसे प्रेमी से नाकिस 
या पाप कर्म कभी नहीं बनेंगे और जो कभी कोई ऐसा 
काम कि जिसमे किसी तरह से कुछ पाप का ख्याल या 
शुबहा किया जावे, ज़ाहिर भी होगा तो वह मौज से 
होगा और उसमे जरूर किसी न किसी का फायदा 
निकलेगा, चाहे वह फायदा उसी वक्त मालूम होवे या 
थोड़े अरसे के पीछे। खुलासा यह है कि ऐसे प्रेमी और 
पूरी सरन वाले सतसगी से कभी और किसी हालत में 
कोई काम पाप का या किसी के नुकसान या तकलीफ 
का नहीं बन आवेगा और जो अभी ऐसी हालत उस 


N 


2 


| ४७]... पला भागा [३४३ | भाग 


प्रेमी सतसंगी की नहीं है यानी उसके मन में अनेक 
तरंगे इन्द्रिय भोग और चाहे ससार के फायदे और मान 
बड़ाई की अकसर उठती रहती हैं और उसको उनकी 
खबर भी नहीं होती या वह उनको रोक नहीं सकता है 
तो समझना चाहिये कि अभी उसके पिछले अगले कर्मो 
का चक्कर किसी कदर बाकी हे और उसके मन और 
चित्त निर्मल और निश्चल नहीं हुए यानी मलीनता 
ससार और इन्द्रियों के भोग बिलास की उनमे धरी हुई 
है, तो वह प्रेमी ऐसी समझ कि कुल अपनी करतूत को 
मालिक की मौज के साथ निस्बत देवे, ठीक ठीक 
धारन नहीं कर सकता है। उसके अलर में जो पाप या 
नाकिस कर्म की बासना पैदा होती है या उससे ऐसे 
कर्म अनजाने जाहिर हो जाते हैं, तो अभी उसकी 
पुरानी आदत दूर नहीं हुई और न उसके मन में पूरी 
सफाई आई है और न मन और सुरत उसके इस कदर 
जागे हैं कि ऐसी तरंगों को उठने न देवे या फोरन रोक 
लेवे, तो ऐसे प्रेमी को चाहिये कि नेक कामों को मौज 
और दया के आसरे और हवाले करके और जो करतूत 
नाकिस बने तो उसका जहूर अपने पिछले नाकिस 
कर्मो के सबब से या अपने मन की मलीनता की वजह 
से समझ कर उस पर शरमावे और पछतावे और चरनो 
मे राधास्वामी दयाल के प्रार्थना करता रहे और अपना 
अभ्यास, ध्यान और भजन का दुरुस्ती के साथ करता 
रहे, तो अलबत्ता उसकी हालत आहिस्ता २ बदलती 
जावेगी और जो कसूर उससे ऐसी सूरत में बनेंगे, वह 
भी राधास्वामी दयाल अपनी मेहर और दया से माफ 
फरमावेंगे, पर शर्त यह हे कि यह अभ्यासी सच्चे मन 
से पछलावा करके माफी चाहे और आइन्दा को थोड़ी 


4 


| ३४४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


बहुत एहतियात करता जावे और अपने मन और 
इन्द्रियों की चाल की अंतर और बाहर निरख और 
परख यानी चौकीदारी करता रहे और उनको नाकिस 
खयाल और लरग उठाने या ऐसे कामों में बर्तने से जहाँ 
तक मुमकिन होवे, रोकता रहे और जब २ चूक जावे 
तब २ प्रार्थना करे और अपने मन मे शरमा कर माफी 
और आइन्दा के वास्ते दया माँगे। हर एक प्रेमी सतसंगी 
को चाहिये कि राधास्वामी दयाल की सरन जिस कदर 
बन सके, दूढ़ करे और सरन लेने से मतलब यह है कि 
सब कामों में उनकी दया और रक्षा का आसरा और 
भरोसा रक्खे और जब २ और जैसे २ वे मेहर और दया 
करें, उसका शुकराना अदा करता रहे और जहाँ तक 
बन सके, अपनी चाह पेश न करे ओर जो करे तो सिर्फ 
डत्तिला और अर्ज करने के तौर पर। फिर जैसे 
राधास्वामी दयाल अपनी मौज से उस काम को करें, 
उसमें जहाँ तक बन सके, उनकी मौज के साथ राजी 
रहे और जो मन किसी कदर चक्कर लावे तो फिर 
अपना हाल अर्जा कर देवे। वे अपनी मेहर से जिस तरह 
सुनासिब होगा, मन की सम्हाल करेंगे।। 


६ - मौज के ऊपर कायम होना हर एक का काम 
नहीं है। यह बात पूरी २ जब ही बन आवेगी जब कोई 
बंधन या चाह नहीं रहेगी, पर मौज की निरख परख 
करते हुए चलना और जहाँ तक बन सके, उसके साथ 
मुवाफकतल करना, यही अभ्यास है। भूल चूक और 
कसूर जब २ बने, उस पर पछताना और शरमाना और 
आइन्दा के बचाव के वास्ते प्रार्थना करना, यही इलाज 
है। इससे मन का नाकिस अग आहिस्ता २ दूर होवेगा 
| और उधर अभ्यास करके मन और सुरत का घाट भी | 


| ४८]... पला भागा [३४५ | भाग 
बदलता जावेगा यानी ऊँचे और निर्मल देश में चढाई 
होती जावेगी और मलीन देश छूटता जावेगा तब इसी 
तोर से एक दिन काम पूरा बन जावेगा। जल्दी करना 
और घबराना नहीं चाहिये और सच्चे प्रेमी और सरन 
वालों के वास्ते माफी की दया हमेशा तैयार हे।। 


बचन अडतालीसरवो 


सत्तपुरुष राधास्वामी दयाल से जान 
पहिचान और मुहब्बत करना 


१ - हर एक आदमी, जिस २ शख्स से उसका 
कोई न कोई काम निकलता है, जान पहिचान और 
मुहब्बत करता है जेसे गृहस्थी आदमी अपनी ज़रूरत 
के मुवाफिक किसी डाक्टर या हकीम और साहूकार 
और किस्म २ के दूकानदार और हाकिम वक्त वगेरा से 
जान पहिचान यानी मुलाकात और मुहब्बत पैदा करते 
हैं, इस मतलब से कि जब उनको किसी चीज की 
जरूरत होवे या किसी मुआमले मे इन लोगो से मदद 
दरकार होवे, तो वह वक्‍त पर आसानी से मिल जावे 
और किसी तरह का हर्ज और तकलीफ न होवे।। 


२ - जैसे दुनिया के कामों के अजाम देने के वास्ते 
दुनिया के कारबारी लोगों की जरूरत होती है और 
इसलिये दुनियादार लोग उन कारबारी शाख्सों से मेल 
और मुलाकात रखते है, ऐसे ही परमार्थ के मुआमले मे 
कुल्ल मालिक और उसके प्यारे सत और साध और 
भक्त जन की दया और मदद और सहायता वक्त 
| तकलीफ और रज और मौत के दरकार होती है और | 


| ३४६]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


इस वास्ते उन से भी मुहब्बत और मेल रखना निहायत 
ज़रूर हे ।। 


३ - जान पहिचान के अर्थ यह हैं कि किसी शख्स 
का नाम और उसकी ताकत और सामान और जोहर 
का हाल सुन कर मालूम किया कि फला शख्स ऐसा है, 
इसको “जानना” कहते है और जब उसकी ताकत या 
सामान या जौहर से अपने लई मदद लेने की जरूरत 
हुई, तो उस शख्स का पता और भेद दरियाफ्त करके 
उससे चल कर मिलना और मुहब्बत पैदा करना, 
इसको “पहिचानना” कहते हैं। । 


४ - आम तौर पर सब लोग जानते हैं और कहते 
हैं कि कोई सच्चा मालिक इस रचना का है और कुल्ल 
रचना उसी की ताकत से पैदा हुई और वही सब की 


सम्हाल कर रहा है, पर उसकी पहिचान सिर्फ खासों 
को यानी प्रेमी ओर भक्त जन और साधो को थोड़ी बहुत 
आई, जिन्होंने अपने अंतर में कुछ रास्ता तै करके 
उसकी कुदरत और ताकत और उस के नूर और 
जलवे को थोड़ा बहुत देखा और उसके चरनों से मेल 
और मुहब्बत पैदा की और जरूरत के वक्‍त दया और 
मदद हासिल करके कृतार्थ हुए यानी तकलीफ के वक्त 
उनकी सहायता हुई और भारी दुक्खो से बचाव हो 
गया । | 

५ - ऐसे खास लोग जिनको अपने अतर में सच्चे 
मालिक की थोड़ी बहुत पहिचान आई, बहुत कम हैं 
और बाकी जीव या तो नकल से मेल करते हें जैसे 
सूरत और निशानों के पूजने वाले या उस मालिक की 
कुदरत और ताकत का थोड़ा बहुत हाल सुन कर इस 


| ४८]... पला भागा. [३४७ | भाग 
कदर जानते हैं कि कोई मालिक हे, पर उसकी 
पहिचान कुछ भी नहीं आई और इस सबब से उस के 
चरनों की प्रीति और मुहब्बत उनके मन में नहीं पैदा 
होती और उनका मालिक को इस कदर जानना कि 
वह मौजूद है, काबिल एतबार के बहुत कम होता है, 
क्योकि ज़रा सी बहस और हुज्जत मे या वाके होने 
कोई सख्त या ना-गहानी तकलीफ वगैरा में उन की 
प्रतीत जल्द डिगमिग हो जाती है और कोई कोई 
विद्यावान मालिक के मौजूद होने से इनकार करते हैं। 
वह सरबत भूल और गलती में पड़े है और इस कसर का 
नुकसान आइन्दा भोगेगे।। 


६ - जो जीव अपना, इस जिन्दगी मे और आइन्दा, 
भला चाहते हैं, उनको मुनासिब है कि जैसे दुनिया के 
कामों के वास्ते दुनिया के लोगों से जान पहिचान और 
मेल और मुहब्बत करते हैं, ऐसे ही अपने जीव के 
कल्यान के वास्ते सच्चे मालिक राधास्वामी दयाल की 
जो घट २ में मौजूद हैं, जान पहिचान और उनके 
चरनो मे प्रीति और प्रतीत करें, तो इस लोक मे भी 
उनके सब कारज जिस कदर कि राधास्वामी दयाल 
मुनासिब समझें, दुरुस्त हो जावें और आइन्दा को 
जनम मरन और देहों के दुख सुख से नजात पाकर 
अपने निज देश में जो कि अमर अजर है, पूरन और 
अमर आनन्द को प्राप्त होवें | । 

७ - यह जान पहिचान बगेर खासो यानी पहिचान 
वालों से मिलने और उनके बचन सुनने और समझने 
और रास्ता चलने की जुगल उनसे दरियाफ्त करके 
उसकी नित्य कमाई करने के नही आवेगी और इन 


| ३४८]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 
खासो का नाम सत सतगुरु और साध गुरू है ओर जब 
तक यह न मिले तो इनके खास प्रेमी सतसंगी से मिल 
कर भी थोड़ी बहुत पहिचान सच्चे मालिक की जुक्ति 
की कमाई करके आ सकती है।। 

८ - इस वास्ते कुल्ल जीवों को जो अपना सच्चा 
भला चाहते है, लाजिम है कि पहले सत सतगुरु या 
साध गुरू का खोज करके कोई दिन उनका सलसग 
करें और सच्चे मालिक का पता और भेद अपने घट मे 
दरियाफ्त करके उसकी पहिचान और प्रतीत हासिल 
करने मे कोशिश करें यानी चलने की जुगल सुरत शब्द 
के अभ्यास की लेकर हर रोज जिस कदर बन सके, 
शौक और मेहनत के साथ उसकी कमाई करें, तो कोई 
दिन मे थोड़ा बहुत जलवा अतर मे नज़र आवेगा और 
उस सच्चे मालिक की दया और रक्षा के परचे अंतर 
और बाहर देख कर उस की प्रतीत और मेहर की परख 
और पहिचान आवेगी और फिर दिन २ प्रीति चरनो में 
बढ़ती जावेगी और इस तोर से एक दिन सब कारज 
दुरुस्त हो जावेगा ।। 

९ - नकल या निशान की कुछ पहिचान नहीं हो 
सकती और न उसकी पहिचान और प्रतीत से कुछ 
मदद मिल सकती हे, लेकिन जो सच्चा मालिक चैतन्य 
और जागता देव घट घट मे मौजूद है, उसकी पहिचान 
और प्रतीत और प्रीति से आदमी जीते जी घट मे रस 
और आनन्द पा सकता है और कुल बैरियो के खौफ से 
नजात पाकर अपने प्यारे मालिक के बल और भरोसे से 
निर्भय हो सकता है और आइन्दा को काल और कर्म 
और माया के घेर से निकल कर अपने निज देश में जा 
सकता है।। 


| ४९]... पला भागा. [३४९ | भाग 
१० - ऐसे जीवों का संग हरगिज नहीं करना 
चाहिये जो कि मालिक के मौजूद होने से इनकार करते 
हैं या दिल में शक लाते हैं या उसके चरनों मे प्रीति 
और प्रतीत करना जरूर नहीं समझते हैं और जो 
ससार के पदार्थ और इन्द्रियों के भोग विलास को बड़ी 
न्यामत समझ कर उनको भोगते हैं और उन्हीं के 
हासिल करने के लिये उमर भर जतन करके मुफ्त 
जान देते है। ऐसे जीवो का जनम मरन कभी नहीं 
छूटेगा और अपनी करनी का फल ऊंची नीची जोनों मे 
भोगते रहेंगे ओर जो कोई उनका सग करेगा और बचन 
मानेगा, वह भी इसी तरह उनके मुवाफिक दुख सुख 
भोगता रहेगा । | 


बचन उनचासवों 


सच्ची और पक्की प्रतीत और पहिचान 
सच्चे मालिक राधास्वामी दयाल की 
और अर्थ शब्द 
“ गुरू अचरज खेल दिखाया ” 


१ - प्रतीत और यकीन यानी एलबार और एतकाद 
पर कुल कामों का मदार है, चाहे परमार्थी होवे चाहे 
स्वार्थी, यानी प्रतीत और एतबार मुवाफिक मकान की 
नींव के हैं और बाकी कार्रवाई ऊपर की इमारत है। जो 
नींव दुरुस्त और मजबूत नहीं है, तो ऊपर की इमारत 
भी पायदार और मजबूत नही हो सकती, इस वास्ते हर 


न 


| ३५०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


एक परमार्थी को चाहिये कि पहिले प्रतीत की सम्हाल 
और मजबूती करे, तब परमार्थ का काम दुरुस्त चलेगा ।। 


२ - जेसे कि कोई शख्स किसी से कहे कि तुम्हारे 
घर में फलानी जगह खज़ाना गड़ा हुआ है और वह 
उसका यकीन लाकर उसी वक्‍त से उस मकान की 
बहुत होशियारी के साथ हिफाजत रखता है और उस 
जगह को खोदना शुरू करता है कि जो खज़ाना वहाँ 
रक्खा है, उसको निकाल कर उससे फायदा उठावे।। 


३ - जेसे कि कोई शख्स किसी से कहे कि तुम्हारे 
घर के फलाने हिस्से या मकान में साँप है और वह 
शख्स उसकी प्रतीत करके जब लक कि सर्प को 
निकाल न लेवे, तब तक आप भी खौफ करके उस 
मकान में नहीं जाता है और अपने कुटुम्बियों को भी 
उस मकान में नहीं जाने देता है और वह जलन और 
तदबीर करता है कि जिससे जिस कदर जल्दी मुमकिन 
होवे, सर्प निकाला जावे और उसका खौफ जाता रहे।। 


४ - जैसे कि कोई शख्स किसी को खबर देवे कि 
फलाने दिन या रात को उसके घर मे चोर आने वाले 
है और वह शख्स उस बात की प्रतीत करके उसी दिन 
से बन्दोबस्त अपने मकान की हिफाजत का करता है 
और रात को बराबर होशियार और जागता रहता है 
और जिस कदर आदमी जमा कर सकता हे, उनको 
अपने मकान पर मोजूद रखता है और हर वक्त ख्याल 
चोरों का रख कर अपने मकान और असबाब की 
हिफाजत से नहीं चूकला है।। 


५ - इसी तरह जब कोई जीव सत सतगुरु 
राधास्वामी दयाल के सतसंग में आया और उसने 


| ४९]... पला भागा. [३५१ | भाग 


राधास्वामी मत का निर्णय और राधास्वामी नाम और 
धाम का भेद और सिफत चित्त से सुन कर, उसकी 
समझौती और प्रतीत हासिल की यानी इन सात बातों 
का यकीन उसके मन में अच्छी तरह से आया कि : - 


( १ ) राधास्वामी दयाल कुल्ल मालिक और सर्व 
समर्थ और परम चेतन्य और पूरन आनन्द और 
दयाल स्वरूप हैं ।। 


( २ ) राधास्वामी दयाल के चरनों से जो आदि 
धार निकली, वही आदि शाब्द की धार है और 
वही कुल्ल रचना की करता है यानी वही धार 
जगह २ ठहरती हुई और मडल बाँध कर रचना 
करती चली आई ।। 


( ३ ) उसी चैतन्य धुन और धार का नाम सुरत है 


और वही धार पिंड यानी देह में उत्तर कर जीव 
कहलाई | | 

( ४ ) उसी धुन और धार को पकड़ के जीव ऊपर 
को चढ़ कर और एक दिन अपने निज स्थान 
यानी राधास्वामी दयाल के चरनो में पहुँच कर, 
परम आनन्द को प्राप्त हो सकता है और इसी 
चढ़ाई का नाम सुरत शब्द योग है।। 


( ५ ) माया और ब्रह्म ( जिसको काल पुरुष भी 
कहते हैं ) सत्तलोक के नीचे से प्रकट हुए और 
बह्याड में निर्मल माया और पिंड में मलीन माया 
की रचना है और जब तक जीव इन दोनों के 
घेर में रहेगा, तब तक देहियों के साथ दुख सुख 
और जनम मरन भोगता रहेगा यानी जब तक 


| ३५२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


कि सत्तलोक में जो निरमाया देश है, नहीं 
पहुँचेगा, तब तक काल कलेश से छुटकारा नही 
होगा और पूरन और अमर आनन्द को प्राप्त 


नहीं होगा । | 


( ६ ) यह दुनिया परदेश है और जिस कदर सामान 
और भोग बिलास यहाँ पर काल और माया ने 
रचे है और भी जितने कि जीव के इस दुनिया 
में देह के सगी हैं, वे सब इसकी तवज्जह और 
ख्वाहिश को अपनी तरफ खैच कर दिन दिन 
उसको अपने निज घर की तरफ से यानी 
राधास्वामी दयाल के चरनों से दूर डालते हैं। 
इस वास्ते इनमें ज़रूरत के मुवाफिक बरताव 
करना और जरूरत के मुवाफिक हर एक से 
प्रीति भाव रखना मुनासिब है और मुख्य तवज्जह 
अपनी राधास्वामी दयाल के चरनो मे लगाना 
जरूर और फायदेमन्द है ।। 


( ७ ) - सत्तपुरुष राधास्वामी दयाल को अपना 
सच्चा माता पिता और रक्षक समझ कर, उनके 
-चरनो की ओट और सरन लेकर कार्रवाई परमार्थ 
की शुरू करना और जिस कदर तवज्जह और 
मेहनत हो सके, उनकी दया के बल और भरोसे 
के आसरे करना । | 


६ - तो अब उसको मुनसिब और लाज़िम हुआ कि 
काल और माया के घेर से जिस कदर जल्दी बन सके, 
निकल कर अपने निज देश में यानी अपने सच्चे माता 
और पिता राधास्वामी दयाल के चरनो में पहुँच कर 
अमर आनन्द को प्राप्त होवे और देहों के दुख सुख 


| ४९]... पला भागा [३५३ | भाग 
और जनम मरन से अपना बचाव करे । | 


७ - मालूम होवे कि राधास्वामी मत में ऊपर की 
लिखी हुई सात बात का निर्णय इस तौर से किया 
जाता है कि जीव उस कैफियत और हाल को अपने 
अंतर मे, और भी हर एक देह में, निरख और परख 
कर उसकी प्रतीत कर सकता हे । किसी किताब या 
ग्रन्थ या किसी पिछले महात्मा के बचन की गवाही नहीं 
दी जाती है, बल्कि कुल्ल कुदरत और रचना जिस 
कदर कि नजर आती है, उन बातो की गवाही और 
सबूत देती है और जो कोई चाहे, थोड़े दिन अभ्यास 
सतो की जुगती का करके अपने अन्तर मे उसका फल 
और नतीजा देख कर सबूत इस बाल का कि सिवाय 
सुरत शब्द मार्ग के, और तरह सच्चा और पूरा उद्धार 
नहीं होगा, हासिल कर सकता है।। 

८ - फिर जब कि बुद्धि की समझ से और अन्तर 
मे थोड़ा अभ्यास करके जिस जीव को थोड़ा बहुत 
यकीन राधास्वामी मत का हासिल हुआ, तब उस पर 
फर्ज हुआ कि अब होशियार होकर और इस दुनिया को 
परदेश और धोखे की जगह समझ कर अपने वतन की 
तरफ चलने की जुगत की कमाई, तवज्जह और 
कोशिश के साथ, रोजमर्रा करता रहे।। 

९ - जिस किसी को सलसग करके ऐसा यकीन 
हासिल हुआ जेसा कि दफा (२) और (३) और (४) में 
लिखा है, वह तो फौरन भेद रास्ते का ओर जुगल चलने 
की लेकर निहायत शोक के साथ अभ्यास करना शुरू 
कर देगा और जो परहेज और सजम दरकार है, 
उनको दुरुस्ती और सचौटी के साथ अमल में लावेगा 


| ३५४]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


और दुनिया और उसके कारोबार में मुनासिब और 
जरूरी तौर पर बरताव करेगा और एहतियात रक्खेगा 
कि किसी चीज़ या मुआमले मे उसका फॅसाव और 
गिरिफ्तारी न हो जावे।। 

१० - यहाँ पर इस बात का बयान करना जरूर हे 
कि राधास्वामी मत में घरबार या उद्यम यानी रोजगार 
और पेशे का छोड़ना जरूर नहीं है यानी जो जीव 
अपना परमार्थ सच्चे तौर पर बनाना चाहे वह बगैर 
छोड़ने घरबार और कुटुम्ब परिवार और अपने पेशे और 
रोजगार के, यह कार्रवाई कर सकता हे, लेकिन शर्त 
यह है कि उसके मन में शौक और प्रेम राधास्वामी 
दयाल के चरनों में पहुँचने और इस दुनिया और देह 
की लकलीफो से छूटने का सच्चा और तेज़ होवे, तो 
किसी कदर तवज्जह और वक्‍त इस तरफ लगाने से 
उसका काम आहिस्ता २ आसानी ओर दुरुस्ती के साथ 
बन सकता है।। 


११ - हर एक शख्स को जो शौक के साथ सतस 
में शामिल होकर दो तीन रोज़ बराबर बचन सुने और 
गौर से उनको विचारे और अपने मे और कुल्ल रचना 
में उनकी कैफियत और हालत मुलाहिजा करे, तो 
उसको जरूर औसत दर्जे की प्रतीत उन सात बातों 
की जिनका जिकर ऊपर किया, आ सकती हे। पर जो 
कि मन सब जीवों का जुगान-जुग और जनमान-जनम 
से कार्रवाई दुनिया की करता हुआ और इन्द्रिय द्वारे 
भोगो का रस लेता चला आया है और अनेक तरह के 
कारोबार, जरूरी ओर फिज़ूल, अपने जिम्मे ले लिये हैं, 
इस सबब से उसको इस कदर फुरसत और मोका नही 


| ४९]... पला भागा [३१५५ | भाग 

मिलता कि जो बचन परमाथी सुने हैं, उनको विचार 
कर अपना इरादा अभ्यास करने का मज़बूत करके 
कार्रवाई शुरू कर दे या यह कि निन्दको की झूठी 
सच्ची बाते उसके मन को भरमा कर उस प्रतीत को 
जो बचनों के सुनने से थोड़ी बहुत आई है, डिगमिग 
कर देते हैं या यह कि घर वाले और कुटुम्बी और यार 
आशना और बिरादरी के लोग लान और तज और 
धमकी और सड़की के बचन सुना कर इसके मन को 
भरमा देते हैं और उस प्रतीत को जो थोड़ी बहुत आई 
है, ठहरने नहीं देते और तरह २ के खौफ दिला कर 
परमार्थी कार्रवाई करने से उसको बाज रखते हैं।। 


१२ - पर जानना चाहिये कि इन सब हालतो में 
डस शख्स की समझ और विचार और शोक और खौफ 
की कसर है। जो इसको सच्चा शौक होवे या सच्चा 
खौफ मौत और दुखों का इसके दिल में पैदा होवे तो 
यह उन सब बालो का जो निदक और निपट ससारी 
लोग अपनी अनजानता से बनाते हैं, सलसग में बैठ 
कर निर्णय कर सकता है और लब उन बालो का गलत 
और झूठा होना उसको साफ साबित हो सकता है और 
यह भी उसको रोशन हो जावेगा कि यह सब लोग 
असल में उसके जीव के कल्याण के विरोधी हैं और 
उस को परमार्थी कार्रवाई से बाज रखते हैं और ऐन 
अदावत उसके साथ कर रहे हैं यानी वे सब अपनी 
जान के दुश्मन हैं और ऐसी ही दुश्मनी उसकी जान के 
साथ करते हैं, फिर ऐसे आदमियों की बातचीत और 
हरकत बेजा पर अपने जीव के कल्याण की कार्रवाई 
को मुलतवी करना या छोड़ देना इस शख्स की भी 
| भारी नादानी और गफलत का सबब है और उसकी ॥ 


| ३५६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


समझ बूझ और विचार और निर्णय का भी ऐतबार नही 
हो सकता, क्योंकि जो इन क्ुव्वतो को वह काम में 
लाता तो हरगिज नादान और जाहिर-बीन यानी ऊपरी 
दिखावे के लोगों की बात पर अमल नहीं करता। ऐसे 
लोगो की प्रतीत जो थोड़ी बहुत वक्‍त सलसग के मालूम 
होती है, वह दबाव और दिखाने की है। सलसग से 
अलेहदा होते ही जाती रहती है और इस सबब से वे 
कुछ कार्रवाई परमाथी नही कर सकते । । 


१३ - प्रतीत उन्हीं शाख्सों की सही और दुरुस्त है 
कि जो उसके मुवाफिक कार्रवाई शुरू कर दें ।। 


१४ - जब कि परमार्थी कार्रवाई यानी अभ्यास 
अन्तर और बाहर शुरू किया जावेगा, तो अभ्यासी को 
अतर में थोड़े बहुत परचे जरूर मिलेंगे और कुछ रस 
और आनन्द भी आवेगा, जिससे उसका यकीन इस 
बात का कि कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल सर्व 
समर्थ, हाजिर और नाजिर हैं और सिवाय मन और 
सुरत के अन्तर मे ऊँचे देश की तरफ चढ़ाने के, और 
कोई जुगल सच्चे उद्धार की नही है, दिन २ बढ़ता 
जावेगा । और इस तरह सच्चे मालिक की पहिचान और 
सुरत शाब्द मार्ग की बड़ाई साबित होती जावेगी और 
फिर उसी कदर उसकी प्रीति राधास्वामी दयाल के 
चरनो में और सुरत शाब्द की कमाई में बढ़ती जावेगी 
ओर रफ्ता २ एक दिन काम पूरा हो जावेगा।। 

१५ - बिना पहिचान की प्रीति और प्रतीत का पूरा 
भरोसा और एतबार नहीं हो सकता और यह पहिचान 


बाहर के सलसग और अन्तर के अभ्यास से आवेगी 
और दरजे बदरजे बढ़ती जावेगी || 


| ४९]... पला भागा... [३५७ | भाग 


१६ - सच्ची और पूरी प्रतीत की महिमा बहुत भारी 
है। जिस वक्‍त जिस किसी को भाग से ऐसी प्रतीत आ 
गई, उसका उसी वक्‍त से काम बनना शुरू हो गया, 
बल्कि जो सच कहा जावे, तो उसी वक्‍त काम बन गया 
यानी जिस वक्‍त कि उसको सच्चे और कुल्ल मालिक 
का हाज़िर और नाजिर होने का दिल में यकीन हुआ, 
उसी वक्‍त से उसके मन ओर इन्द्रियों की हालत बदल 
गई कि वे फिर ना-मुनासिब चाहें और ना-मुनासिब 
कामों में रूजू नहीं करेंगे और अपने मालिक को हर 
दम अपने संग मौजूद समझ कर उसके चरनो में गहरी 
प्रीति लावेगे | | 


१७ - देखो जब बाप बैठा है या उस्ताद या हाकिम 
मौजूद है, उस वक्‍त लड़के या नौकर कोई काम 


खिलाफ उनकी मर्जी और हुक्म के नहीं कर सकते 
और न खेल कूद और ना-मुनासिब कामों की तरफ 
तवज्जह करते हैं और जब यह तीनों नज़र से हट गये, 
तो उसी वक्‍त लड़को और नोकरों का मन बे-खौफ 
होकर चाहे जिस काम में लग जाता है इसी तरह 
परमार्थी जीव का मन, जब वह अपने सच्चे माता पिता 
और मालिक और सतगुरु राधास्वामी दयाल को हर 
दम हाजिर और नाजिर देखता है, तब किस तरह और 
कामों में, सिवाय उनके जो राधास्वामी दयाल के 
पसन्द हैं, जा सकता है और सिवाय उनके और कौन 
ऐसा जबर है कि जिस में विशेष और गहरी प्रीति 
करेगा? जब ऐसी हालत मन की हो गई, तब और वया 
करना बाकी रह गया? ऐसे परमार्थी जीव बहुत जल्द 
अभ्यास की मदद से रास्ता तै करते हुए अपने निज 


| ३५८]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


घर मे यानी कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल के सन्मुख 
पहुँच कर अपना काम पूरा कर सकते हैं।। 

१८ - जिस कदर कार्रवाई परमार्थ की की जाती 
है, उस सब का मतलब यही है कि अभ्यासी को गहरी 
प्रतीत और प्रीति सच्चे मालिक के चरनो में हासिल 
होवे, तब उसका अभ्यास सुरत के चढ़ाने का सहज 
और सुखाला बनता जावेगा और जब तक कि प्रतीत 
ओर प्रीति में कसर है, उसी कदर मन और इन्द्रिय भी 
डावाँडोल रहती हैं और अभ्यास भी जैसा चाहिये वैसा 
दुरुस्ती के साथ नहीं बनता, इस वास्ते कुल्ल परमार्थियों 
को मुनासिब है कि अतर और बाहर सतसंग करके 
अपनी प्रतीत और प्रीति को मज़बूत करें और दिन २ 
बढ़ाते जावें, तो उनको अभ्यास का भी रस आता 


जावेगा और मन और इन्द्रियाँ भी सहज में भोगों की 
तरफ से किसी कदर हट कर अंतर मे शाब्द और 
स्वरूप के आसरे उलटती जावेगी और राधास्वामी 
दयाल की दया और रक्षा और कुदरत के परचे मिलते 
जावेंगे कि जिनसे प्रीति और प्रतीत दिन दिन बढ़ती 
जावेगी और एक दिन काम पूरा हो जावेगा ।। 


१९ - अभ्यासी को चाहिये कि मन और माया और 
काल और कर्म के चरित्रो और झकोलों से होशियार 
रहे। यह सब अभ्यासी को अपने पदार्थ और तमाशे पेश 
करके रास्ते मे रोकना और अटकाना चाहते हैं। सो जो 
कोई सतगुरु राधास्वामी दयाल को अगुवा करके और 
उनकी दया का बल लेकर चलेगा, उस पर किसी का 
जोर या छल पेश नहीं जावेगा और आखिर सब थक 
कर रास्ते मे रह जावेंगे और वह मैदान जीत कर उनके 


2 


| ४९]... पला भागा. [३५९ | भाग 


घेर से सतगुरु राधास्वामी दयाल की दया से निकल 
कर बे-खौफ अपने निज देश में पहुँच जावेगा।। 


२० - मालूम होना चाहिये कि प्रतीत के दो दर्जे हैं। 
पहिले दर्ज की प्रतीत तवज्जह के साथ बचन सुन कर 
और बुद्धि से गौर के साथ विचार और निर्णय करके 
हासिल होती है। यह प्रतीत सतसंग के बचनों का रस 
देने वाली और अन्तर में अभ्यास शुरू कराने वाली है 
और दूसरे दर्जे की प्रतीत वह है कि जो अन्तर में 
अभ्यास करके रस और आनन्द और दया और मेहर के 
परचे पाकर मजबूत होती जावे।। 


२१ - यह दूसरे दर्जे की प्रतीत अडिग्ग है और 
इसको किसी किस्म के झकोले मन और इन्द्रियो के या 
निंदक और विरोधी जीवों के घटा नहीं सकते, बल्कि 


ज़्यादा मज़बूत और पक्का करते हैं, क्योकि अभ्यासी 
को अपने अन्तर की कार्रवाई का नतीजा और 
राधास्वामी दयाल की दया और रक्षा मुलाहज़ा करके 
इस कदर ताकत हासिल हो जाती है कि वह मन और 
इन्द्रियो की चाल कुचाल और निदक और विरोधी जीवों 
की बात चीत और हाल को समझ कर, फौरन होशियार 
हो जाता है और इनको काल का विघ्न जान कर, 
अपने सतसंग की समझ के बल से, इनका मुँह तोड़ 
देता हे और फिर आइन्दा वे ऐसी हरकत उसके साथ 
रोज-बरोज कम करते हैं, बल्कि शरमा कर और थक 
कर चुप हो जाते हैं और फिर यह प्रतीत अभ्यासी की 
दिन दिन बढ़ती और गहरी होती जाती है और एक 
दिन सच्चे ओर कुल्ल मालिक के दरबार मे पहुँचा देती 
है।। 


| ३६०]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


सार बचन छन्द बन्द, भाग दूसरा, बचन ४१, 
शब्द १९ के अर्थ नीचे लिखे जाते हैं 
कड़ी 
गुरु अचरज खेल दिखाया। सुर्त नाम रतन घट पाया।।१।। 
अर्थ - गुरू ने दया करके अचरज रूपी खेल घट 
मे दिखाया । सुरत को नाम रूपी रतन यानी दसवे द्वार 
का शब्द प्राप्त हुआ । । 
कड़ी 
बकरी ने हाथी मारा। गउ कीन्हा सिह अहारा।।२।। 
अर्थ - सुरत ने मन को जीता और फिर सुरत ने 
काल को मारा ।। 


कड़ी 
चीटी चढ़ गगन समाई। पिंगला चढ़ परबत आई।।३।। 


अर्थ - सुरत चढ़ करके गगन में पहुँची । जो मन 
कि दौड़ना यानी चचलता छोड़ कर निश्चल हो गया, 
वही पर्वत पर चढ़ गया यानी त्रिकुटी में पहुँचा।। 
कड़ी 
गूंगा सब राग सुनावे। अन्धा सब रूप निहारे।।४।। 
अर्थ - जो शख्स कि दुनिया की तरफ और अंतर 
में बोलने से चुप्प हुआ, वही शब्द की घुने सुनने लगा 
और जिस किसी ने बाहर से अपनी दृष्टि बन्द की, 
वही अंतर में रूप देखने लगा।। 
कड़ी 
मक्खी ने मकड़ी खाई। भुनगे ने धरन लुलाई ।।५।। 
अर्थ - मक्खी नाम सुरत का है जो मकड़ी यानी 
माया के घेर में जब तक थी, उसका खाजा हो रही थी 
और जब कि दसवें द्वार की तरफ उलट कर पहुँची तब 


| ५०]... पला भागा [३६१ | भाग 
माया को निगल गई। भुनगे यानी जीव या सुरत ने 
सूक्ष्म शरीर को समेट कर आकाश में उठा लिया।। 
कड़ी 
धरती चढ़ वृक्षा बैठी। पक्षी ने पवन चुगाई।।६।। 
अर्थ - सुरत चढ़ करके त्रिकुटी में पहुँची। मन जो 
सैलानी था, जब चढ़ कर त्रिकुटी में पहुँचा तब प्राण 
पवन को निगलता चला गया।। 
कड़ी 
जंगल में बस्ती ब्याई। बस्ती सब खिलकत खाई ।।७।। 
अर्थ - बस्ती यानी रचना, और रचना करने वाली 
नाम सुरत का है, सो उसने पिंड रूपी जगल में उतर 
कर रचना की और फिर जब उलट कर त्रिकुटी या 
दसवें द्वार मे पहुँची तब पिंड और ब्रह्मांड की रचना को 
निगल गई यानी समेट गई ।। 


कड़ी 
मूसे से बिल्ली भागी। पानी में अग्नी लागी।।८।। 
अर्थ - चढ़ने वाली सुरत को देख कर माया हट 
गई । अमी की धार जो कि सहसदलकेवल के मुकाम 
पर आई वही ज्योति स्वरूप होकर रोशन हो रही हे 
और वही माया का स्वरूप है और वही अन्नि है।। 
कड़ी 
कउवा धुन मधुरी बोले। मेडक अब सागर तोले।।९।। 
अर्थ - जो मन कि पहले कड़वा वाक्य बोलता था 
और अपने मतलब के लिये औरों को दुःख 
देता था, वही त्रिकुटी मे चढ़ कर मीठी बोली के साथ 
राग रागिनी सुनाता है। पिंड मे नीचे का मन जो मेंडक 
के मुवाफिक थोड़ी ही हद्द में उछलता कूदला था, 


ऐ 


2 


| ३६२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
त्रिकुटी में चढ़ कर भौसागर की तोल और नाप करता 
है।। 
कड़ी 
मूरख से चतुरा हारा। धरती में गगन पुकारा।।१०।। 
अर्थ - मन जो कि पिंड में बैठ कर मूरखता से 
भोगो में फेस रहा था, जब गुरु कृपा से घट मे चढ़ कर 
त्रिकुटी में पहुँचा, तब काल जिसने चतुराई करके जाल 
बिछाया था, उससे हार गया और फिर धरती यानी 
पिंड में त्रिकुटी के शब्द की घुने फैली ।। 
कड़ी 
राधास्वामी उलटी गाई। उल्लू को सूर दिखाई ।।११।। 
अर्थ - राधास्वामी ने सुरत और मन के उलटने का 
यह हाल वर्णन किया और जो जीव कि उल्लू के 
मुवाफिक ब्रह्म रूपी सूरज का दर्शन नहीं कर सकते 
थे, उनको त्रिकुटी मे चढ़ा कर ब्रह्म का दर्शन कराया।। 


बचन पचासरवों 
सत अथवा राधास्वामी मत की निदा का 
सबब और निन्दको का हाल 


१ - मालूम होवे कि संत अथवा राधास्वामी मत 
(१) केवल प्रेम का मार्ग है और (२) इस मत में 
अभ्यास अन्तर के अन्तर में यानी निज घट में किया 
जाता है (३) बाहर सिवाय सतगुरु या साध के सतसग 
के और सतगुरु और साध और प्रेमी जन की सेवा के 
और कोई रस्म या किसी किस्म का बरताव और 


| ५०]... पला भागा [३६३ | भाग 
व्यवहार जारी नहीं है और (४) जो अभ्यास कि इस मत 
में कराया जाता है वह मन और रूह यानी सुरत के 
साथ किया जाता है और (५) इष्ट और निशाना सच्चे 
और कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल के चरनों का 
ऊँचे से ऊँचे देश में बाँध कर और शब्द की डोरी 
(जिसकी धुन घट घट में हर दम और हर वक्‍त हो रही 
है) पकड़ कर मन और सुरत को चढ़ाया जाता है ताकि 
महा निरमल और निरमाया परम चैतन्य के देश में 
पहुँच कर सुरत अपने सच्चे माता पिता राधास्वामी 
दयाल के चरनों का दर्शन पाकर अमर और अजर 
आनन्द को प्राप्त होवे और काल और माया के जाल 
और कष्ट और कलेश और जनम मरन के दुख सुख 
से पूरी और सच्ची रिहाई पावे और (६) इसी नज़र से 
अभ्यासी को शुरू से धुर पद में पहुँचने और अपने 
सच्चे और कुल्ल मालिक के चरनों के दर्शन की प्राप्ति 
की अभिलाषा और आसा बॅधवाई जाती है और दूसरी 
इच्छा और ख्वाहिश का चाहे किसी किस्म की होवे, 
अभाव कराया जाता है और (७) ससार और उसके 
भोग बिलास और माया के सामान और पदार्थो की 
तरफ से उनकी नाशमानता और तुच्छ कीमत और 
कदर समझा कर सच्चे परमार्थी के चित्त में थोड़ा बहुत 
सच्चा बैराग दिलाया जाता है और (८) सच्चे मालिक 
राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु अथवा साधगुरू के 
चरनों की सच्ची प्रीति और इस तरह की प्रतीत दिल 
मे पैदा की जाती है कि वे हर वक्‍त परमार्थी जीव के 
अग सग और अतर में हाजिर और नाजिर और हर दम 
रक्षक और सहाई मोजूद हैं ओर यह प्रीति और प्रतीत 
सिर्फ जबानी बातों और उपदेश से नहीं आती है, 


| ३६४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


बल्कि थोड़ा बहुत अभ्यास सुरत शब्द मार्ग का करके 
और अंतर मे आनन्द और रस और परचे पाकर आप 
ही आप सच्चे अभ्यासी के हिरदे में जागती है और दिन 
दिन बढ़ती और पकती जाती है और उसके साथ ही 
अभ्यासी की हालत और उसका बरताव और व्यवहार 
भी थोड़ा बहुत अन्तर और बाहर बदलता जाता है यानी 
कुल्ल मालिक और सतगुरू और सलसग में प्रीति 
ज्यादा होती जाती है और उसी कदर ससार और 
संसारियों से मेल मिलाप कम होता जाता है।। 


२ - अब मालूम होवे कि यही सबब है कि 
राधास्वामी मत के सच्चे परमार्थी जीवो से ससारी 
जीवों का मेल दिन दिन कम होता जाता है और ऐसी 
हालत उनकी यानी ससार के भोग बिलास और नामवरी 


और धन और स्त्री और औलाद में उनकी तवज्जह 
कम देख कर, ससारी जीव अचरज करते हैं और 
घबरा जाते हैं कि कही ऐसा न होवे कि रफ्ता रफ्ता वह 
परमाथी जीव कतई घरबार छोड़ कर दुनिया से अलेहदा 
हो जावे और जो मतलब उनका उससे बरामद होता 
है, वह खब्त हो जावे। इस वास्ते तरह तरह के जलन 
और उपाय सोचते हैं कि जिससे उस परमार्थी की प्रीति 
और प्रतीत मे खलल आ जावे और वह राधास्वामी मत 
को छोड़ देवे या यह कि सलसग में जाना मौक़्फ कर 
देवे और जो उनका कहना कुछ उस पर असर नहीं 
करता है तो अनेक तरह के इल्जाम सतसंग और 
सतस गियो और सतसंगिनों पर लगा कर और अपने 
मन से नई नई हजो की बाते पैदा करके मशहूर करते 
हैं और उनको बदनामी देते हैं और धमकाते हैं और 
| डराते हैं कि इसी शर्म और खौफ के मारे वह सतसंग | 


| ५०]... पला भागा [३६५ | भाग 
“5 देवे और जो जीव कि अभी सतसंग में शामिल 
नहीं हुए हैं, वह खौफ और बदनामी के सबब से वहाँ 
के जाने और शामिल होने से परहेज करें और रुक 
जावे।। 

३ - अनेक तरह की निन्दा की बातें जो यह लोग 
बनाते है और मर्द और औरतों को बे-तकल्लुफ सुनाते 
हैं, इस जगह लफसील के साथ कहना फिज़ूल समझ 
कर सिफ दो चार बाते कि जिन पर यह साहब ज्यादा 
जोर देते हैं, लिखी जाती हैं कि जिससे सच्चे परमार्थी 
को खास कर, और आम परमार्थियो को भी, उन बातो 
की असलियत मालूम हो जावे कि आया वह निन्दा में 
दाखिल हो सकती हैं या ऐन परमार्थ की चाल हैं और 
भक्ति मार्ग मे ज़रूर दरकार हैं और पुराने से पुराने 
वक्तों से सब मतों में जारी हैं।। 

४ - पहिला जात पाँल का भेद - परमार्थ मे आम 
तौर पर और भक्ति मार्ग मे खास कर जाल पात का भेद 
करना पाप मे दाखिल है। यह कोल है कि - जाल पॉल 
पूछे नहि कोय, हर को भजे सो हर का होय।। बड़े बड़े 
महात्मा जो पिछले वक्त में हुए और जिनको कुल्ल 
हिन्दू बड़ा मानते हैं, जैसे वशिष्ट जी और व्यास जी 
और नारद जी और सूत पौरानिक। अब मालूम करो 
कि इनकी क्या जात थी। वशिष्ट जी गनिका" के पुत्र 
थे, व्यास जी मच्छोदरी (मछली पकड़ने वाले की लडकी) 
के और नारद जी और सूत जी दासी सुत थे। फिर 
परमार्थ की कमाई करके इनकी किस कदर महिमा 
बढ़ी कि अब लक इनको सब कोई बड़ा मानते है और 


१ - कसबी। वैश्या । 


| ३2६६]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 
अपने वक्त में यह बड़े बड़े महात्माओं के गुरू हुए और 
उनके बचन और बानी अब तक सब लोग मानते हैं 
और भाव के साथ पढ़ते हैं और सुनाते हैं।। 


५ - भीलनी कैसी नीची जात थी और आप 
महाराज रामचन्द्र जी ने उसके जूँठे बेर खाये और 
जिन पडिलो और भेषों ने कि उसका नीची जात के 
सबब से निरादर किया था, उन्हीं से महाराज ने 
उसका आदर और भाव करवाया और उसी के चरन 
ताल मे धुलवा कर उसके जल को जो सड़ गया था, 
शुद्ध कराया।। 


६ - सुपच भक्त को जो जात का भगी था, 
कृष्णचन्द्र महाराज ने पाँडवो के यज्ञ मे युधिष्ठरजी को 
भेज कर बड़ी महिमा और आदर के साथ बुलवा कर 


और द्रौपदी के हाथ से रसोई बनवा कर चोक मे 
बिठला कर भोजन करवाया, तब घटा बजा और यज्ञ 
सुफल हुआ। | 

७ - महाराज कृष्णचन्द्र ने अहीर के घर में परवरिश 
पाई ओर ग्वालों के संग अरसे तक उनका बरताव रहा 
और अब सब जात के लोग उनकी पूजा करते हैं और 
उनकी प्रसादी और चरनामृत मन्दिरों में लेते हैं। 
रामचन्द्र जी महाराज जात के क्षत्रिय थे। उनकी भी 
पूजा तमाम जमाने में जारी है।। 


८ - सिवाय इनके बहुत से भक्त, हिन्दू और 
मुसलमान, इस कलियुग के जमाने में पैदा हुए और 
उनमें से अकसरो की पूजा और भाव जगह जगह जारी 
है, जेसे कबीर साहब जात के जुलाहे यानी कोली, 
| बनारस में, और पलटू साहब जात के बनिया, अयोध्या | 


| ५०]... पला भागा [३६७ | भाग 
मे, और दादू साहब जात के धुनियाँ, राजपूताने में, 
और गरीब दास जी, जाल के जाट, बाँगर मे, और 
नानक साहब, जात के खत्री, और नामदेव छीपी और 
सेना नाई और सरबर सुलतान मुल्क पजाब में, और 
चैतन्य स्वामी बंगाल में और गूँगा पीर जो पहिले क्षत्रिय 
थे और फिर पीछे मुसलमान हो गये और मैनपुरी के 
जिले में जखड्॒या भगी और अमरोहे और जलेसर में 
मियाँ साहब और आरे में कमालखाँ और कुएँवाला 
भगी मसानिया और जाहिर पीर मुसलमान और बूढ़ाबाबू 
धोबी और ख्वाजा जी अजमेर मे और अनेक भक्त और 
अनेक भूत प्रेत जगह जगह सर्व जात वाले पूज रहे हैं। 
यह हाल सिर्फ इस मुल्क में ही नहीं है, बल्कि तमाम 
पृथ्वी में यही दस्तूर भक्तों, और भी भूत प्रेतो, की पूजा 
का जारी है। | 

९ - विलायतो मे जगह २ भक्तों के और शाहीदो के 
मज़ार बने हुए है और हर साल एक या दो दफे हर 
जगह मेले होते हैं और सैकड़ों कोसों से लोग दर्शन के 
वास्ते आते हैं और भेट पूजा चढ़ाते है और दुआयें 
मागते हैं।। 

१० - इस मुल्क यानी हिन्दुस्तान में भी कोई ऐसा 
देश नही है, जैसे पंजाब, गुजरात, दक्षिण राजपूताना, 
बंगाल और हिन्दुस्तान खास यानी अम्बाले से लगा कर 
बनारस तक, और उड़ीसा वगेरा कि जहाँ ऐसे स्थान 
न होवे और पूजा जारी न होवे। हजारहा हिन्दू मुसलमान 
भक्तो और फकीरो और शहीदों की ज़ियारत और पूजा 
के वास्ते जाते हैं । । 


| ३६८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


११ - सिवाय मालिक के भक्तों के और बहुत से 
कम-जात देवता और सिद्ध और भूत प्रेत बने हुए 
जा-ब-जा पुज रहे हैं और कोई मर्द या औरत या पडित 
या ब्राह्मण या भेष ऐसी पूजा पर तान नही मार सकते 
हैं, बल्कि आप उस पूजा में शामिल होते हैं और जो 
चीजे कि उनके देखने और छूने के काबिल नही हैं, 
उनमें बे-तलकल्लुफ बर्तते हैं, जेसे सुअर के बच्चे और 
बकरे और भेसे कटवाते हैं और शराब की बोतल भोग 
में ले जाते हैं और खून का टीका माथे पर लगवाते हैं 
और गोश्त का परसाद बँटता है।। 


१२ - जो लोग कि वेद और शास्त्र की पक्ष करते 
हैँ ओर उनको कभी आँख से भी नहीं देखा और न पढ़ा 
और न सुना, उन्ही के घर में ऊपर की लिखी हुई 


नाकिस पूजा जारी हैं और वहाँ वे दम भी नहीं मार 
सकते, बल्कि जोरू और लड़कों के साथ, आप उस 
नाकिस पूजा में शामिल होते है और जो परसाद वहाँ 
तकसीम होता है, वह माँग २ कर लेते हैं और अपने 
बच्चों को खिलाते हैं । । 


१३ - दूसरा परसादी देने और लेने पर एलराज - 
जाहिर है कि यह रस्म गुरू की परसादी लेने की सब 


मतों में कदीम से जारी है और उसी मुवाफिक मदिरों 
मे परसादी और चरनामृत बाँटने का दस्तूर जारी है। 
अब समझना चाहिये कि जिस वक्त वे महात्मा जिन की 
मूर्ति कि मन्दिर में पधराई गई है, मौजूद होंगे तो उस 
वक्‍त वे भोग लगा कर यानी जूँठा करके परसाद 
सेवको और भाव वालों को बाँटते होगे, क्योकि वे अपने 


| ५०]... पला भागा [३६९ | भाग 


वक्‍त के गुरू और मालिक से मिलने का रास्ता बताने 
वाले थे। | 


१४ - इसी तरह से हर एक स्थान जहाँ महात्मा 
और भक्तो की समाध या कोई निशान मौजूद है और 
उसके दर्शन और पूजा के वास्ते सैकड़ो कोसो से लोग 
आते हैं, तो वहाँ पर भी परसाद ब-दस्लूर बॉटा जाता 
है और पहले बाँटने से ध्यान करके उन महात्माओं को 
भोग लगाया जाता है, तो अब विचारना चाहिये कि 
जिस वक्त वे महात्मा जिन्दा थे, उस वक्‍त उनके भाव 
वाले पहले उनको खिला कर परसादी लेते होंगे और 
उन महात्मा की जात पात का कुछ ख्याल कोई नहीं 
करता होगा।। 


१५ - और जाहिर है कि जितने औतार और सन्त 


और साध और भक्त और महात्मा पिछले वक्तों मे पैदा 
हुए और जिनकी पूजा आम तौर पर जा-ब-जा हर एक 
देश में (जैसा कि ऊपर की दफा में जिकर हो चुका 
है) जारी है, इन में से कोई भी जात का ब्राह्माण नही 
था, बल्कि बहुत से नीची जात मे प्रकट हुए, पर उनकी 
परसादी गुरू भाव करके उनकी मौजूदगी मे, और भी 
बाद उनके चोला छोड़ने के, सब सेवक और भाव वाले 
जीव लेते चले आये हैं और इस जमाने में भी हर कोई 
औरत और मर्द अपने २ गुरू की परसादी चाहे वे 
कबीर पन्थी हैं या नानक पन्थी या दादू पन्थी या कोई 
और भेष और पन्थ में से हैं या गुसाई वगेरा, बगेर 
दरियाफ्त करने उनकी जात पॉत के, लेते हैं, बल्कि 
गोकुलस्थी गुसाँड्यों का उगाल भी बड़े शोक और भाव 
के साथ गहरी भेंट और पूजा देकर लेते हैं और 


न 


| ३७०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 

जगन्नाथ जी में हर एक जाल के जात्रियों की जूठन 
ख़ुद वहाँ के पुजारी और पडे और सब कोई आपस में 
खाते हैं और उसको परसाद समझ कर दूर दूर अपने 
घरों मे ले जा कर खाते हैं और अपने कुटम्बियों को 
बॉटते हैं। | 

१६ - और मथुरा वृन्दावन में सब जात वाले 
मन्दिरो मे एक जगह बैठ कर दाल रोटी और कढी 
चावल और खिचड़ी वगेरा की परसादी खाते है और 
सखरन निखरन का बिलकुल भेद नहीं करते और 
बहुतेरे आदमियो के हाथ अपने मकान पर मॅंगवा लेते 
है और कभी २ गुसाई लोग अपने आदमियों के हाथ 
घरो पर भिजवा देते हैं और मन्दिर से अपने घरों पर 
भी ले जाते हैं।। 


१७ - बहुतेरे लोग जो भेष नेष्ठा रखते हैं, वे कुल्ल 
भेषो की बगेर दरियाफ्त करने जात और पाँत के, 
चरनामृत परसादी लेते है और यह दस्तूर पंजाब और 
सिध वगेरा मे आम तौर पर जारी है।। 

१८ - और मुसलमानों मे भी गुरू का उलिश यानी 
जूँठन भाव के साथ लेकर खाते हैं।। 

१९ - खुलासा यह है कि गुरू और साध और 
महात्मा ओर गुसाई और साहब-ज़ादे और हर एक पन्थ 
के महन्तो और गद्ी-नशीनों की परसादी खाना आम 
तौर पर सब देशों और सब मतों में जारी है। फिर जो 
लोग कि इसको बुरा समझते हैं और इसकी निदा करते 
है, वह परमार्थ के हाल और चाल से बिलकुल बे-खबर 
हैं और आप कुछ भी परमार्थ की करनी नहीं करते और 

जात पॉल या विद्या और बुद्धि या धन और हुकूमत के | 


| ५०]... पला भागा [३७१ | भाग 
मान और अहंकार में डूबे हुए हैं, फिर ऐसे लोगों की 
निंदा और तान ओर हँसी के बचनो का सच्चे परमार्थियों 
को किसी सूरत में ख्याल करना अपनी भक्ति और 
परमार्थ की कमाई मे खलल डालना हे।। 


२० - देखो तमाश-बीनो को कि मुसलमानी और 
ईसायन और नीच जात वाली औरतों के साथ मुहब्बत 
करते हैं और उनके घरो पर रात दिन पडे रहते हैं और 
वहीं खाते पीते हैं या ऐसी औरतों को अपने घरों में 
लाकर रखते हैं और जो उनसे औलाद पैदा होती है, 
उसके साथ वैसा ही बरतावा करते हैं, जैसा कि शादी 
की हुई बीवी की औलाद के साथ बर्तते हैं और अपनी 
बिरादरी और जात वालो का कुछ भी खौफ या ख्याल 
न करके खुला-खुली ऐसे काम करते हैं और फिर 
उनसे कोई कुछ नहीं कहता और न उनको ऐसे काम 
से रोक सकता है। । 


२१ - इसी तरह बहुत से ऊँची जात वाले लोग 
गोश्त और शराब खाने पीने के वास्ते डाक बंगले और 
अंगरेजी होटल यानी मुसाफिर घर में जहाँ मुसलमान 
बावरची सब तरह का गोश्त और खाना पकाते हैं, 
जाकर खाना खाते है ओर बे-खौफ इस काम में बर्ताव 
करते हैं।। 


२२ - बाजे गोश्तवालों की दुकान से कलिया और 
कबाब खरीद करके और अपने मकान पर लाकर खाते 
हैं। इन लोगो पर कोई बिरादरी के लोग तान नहीं 
मारते है और न उनको इस काम से रोकने का जलन 
करते हैं।। 


| ३७२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 
२३ - ओर बहुतेरे ऊंची जातवाले नोकरी की हालत 
मे उन चीज़ों को जिनका छूना उनकी बिरादरी में पाप 
और निहायत नापाक समझा जाता है, रोजमर्रा अपने 
हाथ से उठाते और धरते हैं और वे काम जो उन्हें नही 
करने चाहिये, हर रोज़ करते हैं और कुछ छूल उसमें 
नहीं मानते, पर परमार्थ के स्थान में पहुँच कर और 
सच्चे परमार्थियो से बातचीत करने के वक्‍त बड़ा 
अहकार अपनी जात का दिखाते है और अपने लई महा 
पवित्र समझते हैं और धन के लिये नीच से नीच जगह 
पर दीनता और आधीनता के साथ बर्ताव करते हैं, 
लेकिन परमार्थ के फायदे के वास्ते कभी सिर भी नही 
झुकाते और जो कुछ लाभ न होवे तो ऐसी जगह कदम 
भी नहीं रखते हैं। । 


२४ - फिर जो लोग कि गुरु भक्ति अपने जीव के 
कल्याण के वास्ते कर रहे है, उनको अपनी भक्ति की 
चाल के बरताव मे मूरख और नादान और परमार्थ के 
विरोधी जीवो की निदा का ख्याल करना किस तरह 
दुरुस्त हो सकता है? 


२५ - वेद और शास्त्र के हुक्म के मुवाफिक पिछले 
वक्तों में सब जीव पहले ब्रह्माचर्य अवस्था धारन करते 
थे और उस अवस्था में बराबर गुरू के पास रह कर 
उनकी सेवा करते थे और परशादी खाते थे और ब्रह्मा 
विद्या पढ़ते थे और गुरू से उपदेश लेकर अभ्यास 
करते थे। पर इस वक्त में वह चाल बहुत कम जारी है, 
बल्कि बन्द हो गई और इस सबब से लोग गुरू और 
गुरु भक्ति की महिमा से बे-खबर हैं और अपनी ओछी 
समझ और अनजानता से सच्चे परमार्थी अभ्यासियो की 


2 


| ५०]... पला भागा [३७३ | भाग 


कार्रवाई पर तान और तिश्ना लगा करके पापी और 
निदक बनते हैं।। 


२६ - अब जो कोई कि सच्चा परमार्थ कमाना 
चाहता है, वह ख़ुद विचार ले कि ऐसे नादान, अहंकारी 
और निगुरे ससारियो की बात काबिल सुनने और 
मानने के है या नहीं। यह लोग रात दिन चूहों, 
बिल्लियों, कुत्तो, मक्खियो, चीटियों और चिड़ियो का 
जूंठा खाते हैं और गुरू और भक्त जन की परशादी लेने 
वालो पर तान मारते हैं। इस जगह पर तुलसी दास जी 
का एक शब्द जो उन्होने ऐसे लोगों की निस्बत कहा 
है, लिखा जाता है: - 


ऐसी चतुरता पर छार।। टेक।। 


हरत पर धन धरत रुच रुच, भरत उद्र अहार। 

नेकहू नहिं प्रीति गुरु से, महा लम्पट जार।। 
ऐसी चतुरता ।।१।। 

मात मरि है पितहु मरि है, मरि है कुल परिवार । 

जानत एक दिन हमहु मरि है, तऊ न तजत विकार ।। 
ऐसी चतुरता ।।२।। 

गुरु प्रसाद में छूत लावत, करत लोकाचार। 

नारि का मुख धाय चूमत, अधर" लिपटी लार?।। 
ऐसी चतुरता+।।३।। 

संत जन से द्रोह राखत, नात साढू सार। 

तुलसी ऐसे पतित जन को, तजत न कीजे बार।। 
ऐसी चतुरता. । ।४।। 


२७ - और एक पद दूसरा भी लुलसीदास ने 
निस्तब परमार्थ के विरोधियों के लिखा है। उसकी भी 


| १-हाँठ।२-थूक।१-पति।२-विषयमें। | - होंठ। २ - थूक। १ - पति। २ - विषय में। 


| ३७४]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


दो तीन कड़ी लिखी जाती हैं। इसमें समझाया है कि 
चाहे कैसे ही नजदीक के रिश्तेदार होवे और जो वे 
परमार्थ मे विरोध करें तो उनको दुश्मन के मुवाफिक 
जान कर कतई छोड़ देवे।। 
जिनके प्रिय न राम बैदेही।।टेक।। 

तजिये तिनहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही।।१।। 
पिता तजे प्रहलाद, विभीषन बधु, भरत महतारी। 
बलि गुरु तजे, नाह बृजबनिता, भए जग मगलकारी।।२।। 

२८ - सतगुरु राधास्वामी दयाल ने भी ऐसे बाबर मे 
एक शब्द फरमाया है जिसमे हुक्म है कि जहाँ तक बने 
कुटुम्बी और रिश्तेदारों से मेल रखते हुए भक्ति करे तो 
इसमें दोनो का फायदा होगा, लेकिन जो उनमे से कोई 
परमार्थ में बे-मललब विघ्न डाले और सख्त विरोधी 
मालिक के भजन और गुरु भक्ति का होवे और किसी 
तरह उस पर अपना काबू न चले तो दीनता और 
मुलायमियत के साथ उससे अलेहदा हो जाने में किसी 
तरह का पाप और दोष नहीं है, क्योकि इस बात का 
बड़ा ख्याल रखना चाहिये कि मूर्ख जीव जो अपनी 
अनजानता से परमार्थ मे विघ्न डालते हैं, उनके सग 
और सबब करके किसी तरह अपनी भक्ति मे खलल न 
पडे, नहीं तो जनमानजनम पछताना पड़ेगा और उनका 
भी ऐसी चाल चलन से भारी नुकसान होगा यानी 
बजाय उनके जीव के कारज होने के सच्चे परमार्थी के 
सग साथ से उनके सिर पर निन्दक और विघ्न कारक 
होने का पाप का पहाड चढेगा और उसके एवज में 
बहुत दुख उनको सहने पड़ेंगे, क्योकि जेसे एक आदमी 
को सच्चे परमार्थ में लगाने का भारी पुन्य होता है और 

| १-पति।र-विष्यमे | - पति। २ - विषय में। 


| ५०]... पला भागा [३२७५ | भाग 


उपकारक पर मालिक की दया आती है और उसका 
उद्धार जल्दी होता है, ऐसे ही परमार्थ से हटाने वाले 
या परमार्थ की करनी में विघ्न डालने वाले को ऐसा 
भारी पाप होता है कि जिसके सबब से उसको इस 
जनम में और भी आगे के जनम में दुख भोगने पड़ते 
हैं। | 


शब्द 
धोखा मत खाना जग आय पियारे। 
धोखा मत खाना जग आय। 
कोई मीत न जानो अपना। 
सब ठग बैठे फासी लाय। 
जब सच्चा होय चले डगर गुरु। 
तबही चौके रोके आय। 
ऊँच नीच कहें बचन तोख के। 
मन को तेरे दें भरमाय। 
इन से रहना समझ बूझ कर। 
हैं यह बैरी हित दिखलाय। 
तेरी हानि लाभ नाहि सोचें। 
अपने स्वारथ रहें लिपटाय। 
लू भी चतुरा गुरु का प्यारा। 
उन सँग रहु गुरु चरन समाय। 
उनको भी इस भाँति भलाई। 
तेरी भक्ति न थकती जाय। 
जो बेमुख गुरु भक्ति नाम से। 
कोई तरह काबू नहि पाय। 
तो जुगती से दीन विधी से। 


| १ | । 


। २ ।। 


। ३ । । 


। ४ । । 


। ५ । । 


। ६ | | 


। ७ । | 


। ८ | । 


। ९ | | 


छोड़ चलो सँग दोष न ताय।।१०।। 


जो सन्मुख गुरु भक्ति नाम से। 


होयँ कदाचित मेल मिलाय।।११।। 


| ३७६]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 
राधास्वामी कहत बनाई । 
बहुर बहुर तू भक्ति कमाय।।१२।। 
भक्ति न छूटे कोई जुक्ति से। 
नहिं तो बहु विधि रहो पछिताय।।१३।। 

२९ - तीसरा पुरुष और स्त्रियो को एक गुरू धारन 
करके दूसरा गुरू करना । यह निहायत कम समझ और 
ओछी बुद्धि वालों की बात है। वे कहते हैं कि स्त्रियों 
का गुरू उनका पति है, दूसरा गुरू धारन करने की 
उनको ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह से पुरुषों का 
गुरू वह पंडित या पुरोहित है कि जिसने उनको 
यज्ञोपवीत यानी जनेऊ पहिनाया। जो यही बात दुरुस्त 
है तो फिर परमार्थ की समझ और करनी तो खतम इई, 
क्योंकि पुरुष अपनी २ स्त्रियों से सिवाय दुनिया के 
कारोबार के या निहायत नीचे दरजे की सेवा और 
खिदमल के, जैसे रोटी पकाना, मकान और बर्तन साफ 
करना और लड़को को खिलाना या अपने भोग बिलास 
के, और कोई काम नही लेता और न उनको परमार्थ 
की बात सुनाता और समझाता है, फिर ऐसे गुरू से 
क्या फायदा परमार्थ का या अतर की आँख खुलने का 
या मालिक की पहिचान और उसके मुनासिब भजन 
और बंदगी करने का हासिल हो सकता है? जैसे कि 
वह पुरुष परमार्थ और परमार्थी विद्या से खाली है, ऐसे 
ही उसकी स्त्री भी खाली रहेगी । और जो हर एक ऊँची 
कौम का दस्तूर जो इस वक्त मे जारी है, देखा जाता 
है तो मालूम होता है कि बहुत सी जगह कुल्ल स्त्रियाँ 
बेवा और सुहागिन बराबर गुरू धारन करती हैं और 
कहीं २ सिर्फ बेवा स्त्रियाँ गुरू धारन करती हैं। जो 
निन्दको की यह बाल सही है कि स्त्रियों की मुललक 


2 


| ५०]... पला भागा [३२७७ | भाग 


गुरू करना जरूर नहीं, तो फिर बेवा होने पर उनको 
भेषों या पंडितों या साहब-जादों या गुसॉइयों से क्यों 
उपदेश दिलाया जाता हे, उनके पति का ही उपदेश 
क्यों नहीं काफी समझा जाता है? पर किसी को भी 
अपने पति से कुछ परमार्थी मदद नहीं मिलती, नहीं तो 
बेवा होने पर वह उसी की कार्रवाई करती। इससे 
साफ जाहिर है कि उन लोगों की यह निन्दा की बातें 
बिल्कुल नादानी और बे-खबरी के सबब है कि अपने 
और बिरादरी के घरों के हाल से अच्छी तरह से 
वाकिफ नहीं हैं और दूसरों पर तान मारने को तैयार 
होते हैं । । 

३० - इसी तरह जो पुरुषो को जनेऊ देने वाले से 
उपदेश काफी मिल जाता, तो फिर वे उसी के मुवाफिक 
कार्रवाई करते और परमार्थी फायदा उससे उठाते, पर 
सब जगह यह बात देखने में आती है कि सिवाय उन 
लोगों के (कि जिनका मत यह है कि दुनिया के भोग 
विलास करना और जैसे तैसे धन जमा कर के अपने 
मन की दुनियावी चाहों के पूरा करने में खर्च करना 
और जिनका ख़ुदा और परमेश्वर धन है कि उस की 
प्राप्ति के वास्ते जैसी तैसी खिदमत और चाहे, जिसकी 
नोकरी होवे, बड़ी खुशी ओर उमग के साथ बजा लाना 
और जिनका गुरू स्त्री है कि जैसे वह हुक्म करे, 
उसकी दिल और जान से तामील करना) और जितने 
ऊँची जात वाले लोग हैं, वे जरूर दूसरा गुरू धारन 
करते हैं यानी जो टेकी हैं, वह अपने घराने की चाल 
और रस्म के मुवाफिक वशावली गुरू धारन करते हैं 
और जो सच्चे खोजी परमार्थ के हैं, चाहे ऐसा खोज 
उनके मन में पहले ही यानी वंशावली गुरू करने से | 


| ३७८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


पैदा होवे या पीछे, वे सच्चा और भेदी गुरू तलाश 
करके जिस मत और पथ में मिले, उसको अपना गुरू 
धारन करके अपना जन्म सुफल करते हैं, फिर इस 
मामले में भी उन निंदक साहिबों की बे-खबरी और 
नादानी, अपनी बिरादरी और कुल्ल ऊँची कौमो की 
रस्म और चाल से जाहिर है।। 


३१ - अब समझना चाहिये कि गुरू नाम परमार्थ 
का रास्ता बताने वाले और अन्धेरे में प्रकाश कराने 
वाले का है, सो जब कि यह ताकत किसी में पाई नहीं 
जाती तो उसका नाम गुरू किस तरह हो सकता है? 
जो लोग कि टेकी है और सच्चे परमार्थ से बे-खबर, 
अपने बाप दादे के गुरू की औलाद से जो कोई मिले, 
चाहे वह कुछ जानता है या नहीं, उसी को गुरू बनाते 


हैं, लेकिन जब उनके दिल में सच्चा खोज पेदा होता 
है तब वे देखते हैं कि जिसको उन्होने गुरू बनाया, वह 
मुतलक गुरुवाई की चाल से और असली परमार्थ से 
आप बे-खबर है, फिर दूसरे को वह क्या बलावेगा और 
जीव के कल्यान के मामले में उस की क्या मदद 
करेगा, तब लाचार होकर वे भेदी और अभ्यासी गुरू 
खोज कर उसकी सरन लेते हैं और अपने जीव का 
कारज उसके वसीले से बनवाते हैं, तो अब समझना 
चाहिये कि ऐसे नादान गुरू के छोड़ने में क्या पाप और 
बुराई हुई? जो कोई अपने लड़के को पढ़ाना चाहता है 
और किसी उस्ताद के पास उसको भेजता है, तो जो 
वह उस्ताद पढ़ाने के काबिल है तो खैर, नही तो फौरन 
उसको दूसरा उस्ताद तलाश करके उसके सुपुर्द 
करता है और जो विद्यार्थी कि एक उस्ताद से पढ़ता है 
और जब उस को ज़्यादा इलम की चाह होती है या बड़ी | 


| ५०]... पला भागा [३७९ | भाग 


बड़ी किताबें पढ़ना चाहता हे कि जो वह उस्ताद नहीं 
पढ़ा सकता और समझा सकता है, तो वह दूसरे 
उस्ताद को जो उससे ज्यादा इल्म रखता है, तलाश 
करके उससे इलम पढ़ना शुरू करता है। जो वह यह 
टेक बॉधता कि एक उस्ताद करके दूसरा नही करना 
चाहिये या जो लड़के मदरसे मे एक दरजे मे पढ़ते हैं, 
वह उमर भर उसी उस्ताद से पढ़ने का इरादा करें 
और ऊंचे दरजे मे चढ़ना न चाहें या दरजा चढ़ने पर 
भी उस उस्ताद को न छोड़े, तो ये सब कौदन रहेंगे 
और उन को तरक्की इलम की कभी हासिल न होगी। 
इसी तरह जो वशावली गुरु या अपने पति को गुरु 
मान कर बैठे रहेंगे वे परमार्थ में हमेशा कौदन और 
सूरख बने रहेंगे और उनको कुछ परमार्थी फायदा 
हासिल न होगा। संतों ने कहा है कि : - 
सुरत शब्द बिन जो गुरु होई। 
ताको छोड़ो पाप कटा।। 
दोहा 
ओछे गुरु की टेक को, तजत न कीजे बार। 
द्वार न पावे शब्द का, भटके बारम्बार ।। 
गुरू मिला है हद्द का, बेहद का गुरु और। 
बेहद का गुरु जब मिले, तब लगे ठिकाना ठौर।। 
गुरू सोई जो शब्द सनेही। 
शब्द बिना दूसर नहिं सेई।। 
शब्द कमावे सो गुरु पूरा। 
उन चरनन की होजा धूरा।। 
और पहिचान करो मत कोई। 
लच्छ अलच्छ न देखो सोई।। 
शब्द भेद लेकर लुम उनसे। 
शब्द कमाओ तुम तन मन से।। 


| ३८०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 
३२ - अब जो कोई ऐसी टेक बाँधते है कि एक गुरू 
करके दूसरा नही करना चाहते, उनको जानना चाहिये 
कि उनके मन में परमार्थ की चाह बिल्कुल नहीं है, नहीं 
तो वह परख कर गुरु धारन करते या जो गुरू पुरानी 
रस्म के मुवाफिक उन दिनों में कि जब परमार्थ का 
खोज और शोक नहीं था, कर लिया था तो फिर सच्चा 
और पूरा गुरू खोज कर धारन करते, लेकिन संत 
अथवा राधास्वामी मत का उपदेश ससारी और टेकी 
जीवों के वास्ते नहीं है, सिर्फ उन लोगो के वास्ते है कि 
जिनको अपनी और दुनिया की हालत देख कर सच्ची 
विरह और ख्वाहिश अपने जीव के कल्यान की हृदय में 
उपजी है। ऐसो की शान्ति सिवाय सच्चे और पूरे गुरू 
के कोई दूसरा नहीं कर सकता है और इन्हीं जीवो को 
पूरे गुरू की कदर और पहिचान भी आवेगी ।। 


३३ - कहा है कि 
गुरू कीजे जान और पानी पीजे छान 

जिसने बे-जाने और बे-समझे गुरु कर लिया उसे 
अन्त में पछलाना पड़ेगा ।। 

३४ - आज कल के वशावली गुरुओ का यह हाल 
है कि अपने चेले को वसीयत करते हैं कि बाद उनके 
मरने के उनकी गया करे ताकि उनके जीव को स्वर्ग 
मिले । जब ऐसे गुरु मिले कि चह आप चेले की गया 
करने पर अपने जीव का कुछ कल्यान समझते है, तो 
अफसोस है ऐसी गुरुवाई के नाम पर, और हज़ार 
अफसोस है ऐसे मूर्खो की समझ पर, कि जो ऐसे 
नादानों को अपना गुरु बनाते हैं। ऐसे गुरु और चेले 
जरूर सन्तो की और उनके सेवको की निन्दा करेंगे 


2 


| ५०]... पला भागा [३८१ | भाग 
और उन निन्दा के बचनों को वे जीव सुनेंगे और 
मानेगे, जो इन नादान और मूरख गुरू-चेलो से भी बढ़ 
कर सूरख और निपट संसारी हैं। । 

३५ - चौथा औरतों के सतसंग में शामिल होने से 
लिहाज परदे का न रहना। मालूम होवे कि औरत और 
मर्द में सुरत बराबर मौजूद है और ताकत भी उसकी 
सिवाय जिस्मानी यानी देही की क्कुव्वत की (जिसमें 
थोड़ी कमी व बेशी है) बराबर है।। 


३६ - देखो आज कल लड़कियाँ मदरसे मे पढ़ कर 
मिस्ल लड़को के बी.ए. और एम.ए. और डाक्टरी का 
दर्जा हासिल करती हैं और इसी तरह भक्तमाल की 
पोथी के पढ़ने से मालूम होगा कि पिछले वक्तो में बहुत 
सी स्त्रियाँ भक्त हुई और उनको भारी दरजा मालिक के 


दरबार से मिला कि अब तक उनका नाम बड़े भाव 
और प्रेम के साथ लोग लेते हैं।। 


३७ - अब विचारना चाहिये कि यह दर्जे विद्या या 
भक्ति और परमार्थ के, परदे में रहने से, कभी हासिल 
नहीं हो सकते और जो कि शुरू से बराबर परदे में 
रहती हैं, उनकी समझ और अक्ल निहायत मोटी और 
ओछी होती है और अपने जीव के कल्यान की उनको 
कुछ भी खबर नहीं होती || 


३८ - किस कदर अफसोस की बात है कि जो 
औरते काबिल विद्या के पढ़ने और भक्ति की कमाई 
करने के हैं, वे सिर्फ नीच से नीच कामो में जो कि दो 
चार रूपये महीने की मजदूरनी कर सकती है, लगाई 
जावे और विद्या और भक्ति के फायदे से महरूम रही 


| ३८२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 
आवे, बल्कि ऐसी अटके उनके वास्ते लगाई जावें कि 
वे इस दौलत से बिलकुल बे-नसीब रहें।। 


३९ - बहुत विद्या पढ़ने की इस कदर जरूरत नहीं 
है, लेकिन इतना जरूर चाहिये कि जिस में वह अपने 
माँ बाप भाई बन्धु और खाविन्द और लड़के को चिट्टी 
लिख पढ़ सक और अपने घर का हिसाब किताब लिख 
लेवे और अपने मत की परमार्थी पोथी पढ़ कर समझ 
लेवे। | 

४० - अब ख्याल करो कि जो उनको इस कदर 
ताकत हासिल हो गई और रास्ता भी परमार्थी अभ्यास 
का बता दिया गया, लो चाहे वे घर में रहें और चाहे 
परदेश में अपने पति के साथ उनको अकेले रहना पडे, 
उनके पास हमेशा सच्चा और निर्मल और प्रेम पैदा 
करने और बढ़ाने वाला संगी पोथी के स्वरूप में मौजूद 
रहेगा। जब सब कारोबार घर के से फुरसत हुई, उसी 
वक्त पोथी को पढ़ने लगें तो किस कदर फायदा होगा 
कि उनका वक्त मालिक की याद या अपने मन और 
इन्द्रियों की सम्हाल के ख्याल में बसर होगा और निन्दा 
स्तुति के पाप और फिज़ूल इधर उधर की बाते और 
इसकी उसकी गिलह और चबाव करने से बच जावेगी । | 


४१ - स्त्रियो के जाहिल और मूरख रखने का सारा 
पाप और भार उनके पुरुषों की गर्दन पर है, क्योंकि 
जो पुरुष आप सच्चा परमार्थी होगा, वह अपनी स्त्री 
को भी जरूर शरीक करेगा और जो आप थोड़ी विद्या 
की कदर जानेगा कि जिस से उसकी स्त्री उसको, 
और वह अपनी स्त्री को, चिट्ठी पत्री भेज सके और घर 
का हिसाब किताब लिख सके, तो वह जरूर अपनी 


2 


| ५०]... पला भागा (३८३ | भाग 
स्त्री को इस कदर विद्या जोर देकर पढ़वावेगा और 
उस को पोथी पढ़ने और परमार्थी अभ्यास करने पर 
तवज्जह दिलाता रहेगा कि जिस से उस स्त्री का, और 
भी उस पुरुष का, इस दुनिया में और परलोक में भला 
होवे और पाप कर्मो से बचें।। 

४२ - और जो आप पूरे गुरू से नहीं मिले और 
कुछ परमार्थ की कार नहीं करते और अपने वक्‍त और 
अपनी नर देही की कदर नहीं जानते, वे आपही अभागी 
रहे और अपनी स्त्री को भी अभागी बनावेंगे और इस 
पाप का फल आगे भोगेंगे क्योंकि जिस ने नर देही 
पाकर उसको पशु की तरह मेहनत मज़दूरी और खान 
पान में खर्च किया, वह मनुष्य, चाहे स्त्री होवे चाहे 
पुरुष, पशु के समान है।। 


४३ - अब परदे के मामले मे ख्याल करो कि किस 
कदर स्त्रियों की परदा-दारी लोग कर सकते हैं। जब 
स्त्रियाँ गगा जमुना नहाने जाती हैं या तीरथों के मेले 
और तमाशे में जाती हैं और जा-ब-जा तीर्थ के मुकाम 
पर मन्दिरों में दर्शन करती फिरती हैं या अपनी जात 
और बिरादरी में तीज त्योहार और ज्योनार और सियापा 
और मुहकान वगेरा में जाती हैं या जब अपने गुरू या 
इष्ट देव की सवारी के साथ बाजार में निकलती हैं या 
सीतला और बराही और देवी भवानी या और कोई 
देवता की खास २ वकल पर पूजा को जाती हैं, उस 
वक्त सरे बाज़ार और गली और कूचो मे बे-तकल्लुफ 
मुह खोले हुए और उमदा उमदा पोशाक और जेवर 
पहने हुए बराबर निकलती है और सब की नज़र उन 
पर पड़ती है और मदिरो मे और मेलो मे बराबर औरत 


| ३८४]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


और मर्दों की भीड भाड में धक्के खाती है और दरिया 
पर सैकड़ों मर्द और औरत के रू-ब-रू नहाती हैं। अब 
विचारो कि वहाँ किस कदर परदा कायम रहता हे और 
किस कदर गैर आदमियों की रोक और अटक हो 
सकती हे? सिवाय इसके जब रेल मे सवार हो कर 
पहरो और दिनो का सफर दिन और रात में करती है 
और उसी रेल गाड़ी में गैर मर्द ऊँची और नीची जात 
वाले और गैर कोम वाले भी बैठे हुये है ओर स्टेशन पर 
उतर कर भीड़ भाड़ में होकर गुजरती हैं, वहाँ किस 
कदर परदा हो सकता है और शादी और गमी के वक्त 
अपने घरों मे किस कदर मर्द जमा होते हैं और वहाँ 
औरत और मर्द मिल कर कार्रवाई करते हैं। । 


४४ - और अब सतसंग का हाल सुनिये कि वहाँ 


सिर्फ उम्र-रसीदा यानी बूढ़ी औरते खास कर शामिल 
होती है और उनके साथ भी कोई न कोई उनका खास 
रिश्तेदार सग होता है और पहिले तो नौ-जवान औरतें 
आम सलसग में शामिल नही की जाती हैं, अलेहदा 
परदे में बिठाई जाती हैं कि जहाँ से परदे मे वे बचन 
सुन सकती हैं और जो कोई सतसंग में कभी कभी 
बैठती है तो उनके खाविन्द या माँ बाप या भाई या 
लड़के उनके सग होते हैं और एक तरफ जो औरतों के 
वास्ते मुकर्रर है और जहाँ कोई मर्द नहीं बैठता है, 
उनकी बैठक रहती है और जब सलसग बरखास्त होता 
है, तब उसी वक्‍त अपने रिश्तेदारों के साथ, बाद उठ 
जाने मरदों के, अपने अपने घर चली जाती हैं और जो 
कोई ठहरती हैं तो वह जनाने मकान में बैठती हैं, मर्दों 
की सफ? में कोई औरत नही बैठती और न किसी की 


वश 


| ५०]... पहला भागा. [३८५ | भाग 


आपस में बात चीत होती है, बल्कि मर्दों की भी आपस 
में बाल चील बहुत कम होती है, क्योंकि सब के सब या 
तो सतसंग के बचनों के सुनने में मशगूल रहते हैं और 
बाद सलसग के अपने अभ्यास मे अलेहदा बैठ जाते हैं, 
औरते जनाने मकान मे और मर्द मर्दाने मकान मे, और 
जब सतस में बेठती हैं, तो चादर ओढ़ कर कि 
जिससे उनका सर्व अग ढका रहता है, और सिवाय 
चन्द पुरानी और बूढ़ी औरतों के, बाकी औरतें, और 
खास कर जवान औरतें, कभी कभी रात के सलसग मे 
आती हैं, हर रोज कोई नहीं आती, और जब आती हैं, 
अपने खास रिश्तेदारों के सग, और उन्ही के सग घर 
को बाद सलसग के वापस जाती हैं, और दिन के वक्त 
जवान औरतें बहुत कम सलसग में शामिल होती है और 
जो कभी होती हैं तो वह परदे के मकान मे जो सतसंग 
घर से मिला हुआ है, बैठती हैं। कोई कोई साहब 
अपनी स्त्री व रितेश्दार औरत का दूर और परदे में 
बैठना पसंद नहीं करते, तो उनकी स्त्री या रिश्तेदार 
औरत, उनकी खास इजाजत से, चादर ओढ़ कर 
सलसग में बैठती हैं, मगर ऐसी सूरत बहुत कम होती 
है, यानी जब परदेशी लोग आते हैं और हफ्ता अशरा 
या दो हफ्ता ठहरते है या कोई कभी एक या दो महीने 
ठहरते हैं तो उनके सग जो औरते खास सलसग और 
भजन के वास्ते आती हैं वे अलबत्ता अपने परमार्थी 
शौक और उमंग के साथ सलसग मे बेठती है, मगर 
उनकी नजर हमेशा दर्शन पर जमी रहती हे और इसी 
तरह कुल म्द और औरत अपनी नज़र सलसग में 
बचन कहने वाले पर जमाये रखते हैं। यह एक किस्म 
का खास अभ्यास सलसग मे जारी है कि या तो नजर 


4 


| ३८६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


जमा कर बैठते हैं या आँखे बद करके ध्यान की हालत 
में बैठते है, फिर बहुत कम ऐसा होता है कि मर्द या 
औरत एक दूसरे को देखें, सब अपने अपने अतरी 
आनद और फायदे के वास्ते ध्यान के कायदे के 
मुवाफिक नज़र आपनी बाहर बचन सुनाने वाले पर और 
अतर मे ध्यान के स्वरूप पर जमा कर बैठते हें। अब 
ख्याल करो कि इस में किस कदर बे-परदगी है? सिर्फ 
मालिक की दया और दर्शन की प्राप्ति के वास्ते यह 
सब काम किया जाता है और दुनिया और उसके 
ख्यालात उस वक्त वहाँ बहुत दूर रहते हैं और दूसरे 
मुकामों और मोको पर जहाँ औरते बाहर निकलती हैं, 
वहाँ कोई काम खास परमार्थी नही करती है बल्कि सैर 
और तमाशे देखती हैं। फिर ख्याल करो कि उस हालत 
मे और सलसग की हालत मे, किस कदर भारी फर्क हे 
और वहाँ के और यहाँ के फायदे में किस कदर भारी 
तफावत है? 


४५ - ऐसे सलसग में जो कोई मर्द या औरत 
जावेंगे, वह अपना परलोक का फायदा हासिल कर 
सकते है और वह जुगल उनको मालूम हो सकती है कि 
जिसकी कमाई घर बैठे करके मालिक के चरनो का 
रस और आनद अपने घट में ले सकते हैं। कभी कभी 
सलसग मे जाना उनका जरूर होगा कि जिससे वे 
अपने अभ्यास मे मदद और तरक्की के वास्ते हिदायत 
हासिल करें और जो कुछ कमाई बनी है, उसका हाल 
जाहिर करके जो कुछ उसमे कोई बात इसलाह-तलब* 
होवे, उसकी दुरुस्ती करावे। यह घट में अभ्यास करने 
की जुगल जो सतों ने और खास कर इस ज़माने में 

( १-जिसबातमेंदुरुस्तीकीजरूतहो। | - जिस बात में दुरुस्ती की जरूरत हो। 


| ५०]... पला भागा (३८७ | भाग 
सतगुरु राधास्वामी दयाल ने अब दया करके जारी 
फरमाई और जिसको औरत और मर्द और लड़का और 
जवान और बूढ़ा आसानी के साथ, बगैर किसी खौफ 
और खतरे के, करके अपने जीव का कल्यान होता 
हुआ, जीते जी अपनी आँख से देख सकता है, और 
किसी मत या पथ या समाज में जो आज कल जारी 
है, वह आसान जुगल किसी को नही मालूम है, वह 
सिर्फ राधास्वामी मत की संगत में मालूम हो सकती है। 
जिस मर्द या औरत को अपने जीव के कल्यान की 
सच्ची चाह और जरूरत होवे, वह उस जुगल को 
राधास्वामी सगल से दरियाफ्त करके, उसका अभ्यास 
गुप्त अपने घर मे बैठ कर कर सकता है। और अपनी 
नर देही, जीते जी घट का आनन्द और रस लेकर, 
सुफल कर सकता है ओर जो इस बात को नही मानते, 
उनको इख्ियार है, पर अत को उनको बहुत पछताना 
पड़ेगा और उस वक्‍त अफसोस करके हाथ मलने से 
कुछ फायदा न होगा।। 


४६ - अब ख्याल करो कि ऐसे सलसग में शामिल 
होने और ऐसे सच्चे और पूरे मत की पोथियों के पढ़ने 
या उसकी जुगत का अन्तरमुख अभ्यास करने से, 
किसी मर्द या औरत, और खास कर बेवा औरत, के 
रोकने में किस कदर उस जीव का नुकसान और हर्ज 
होगा और ऐसे रोकने और अटक करने वालो को किस 
कदर पाप होगा। | 

४७ - अलबत्ता एहतियात और सम्हाल हर काम मे 
जरूर है। चाहे मर्द होवे या औरत, उसको एहतियात 
और होशियारी और सम्हाल के साथ, अपना बर्ताव 


| ३८८]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


सलसग में, और भी अपने मकान पर, करना चाहिये 
और जो इस में किसी कदर गफलत या बे-परवाही 
नजर आवे और जो कोई उसको होशियार करे और 
एहतियाल का तरीका बतावे, वह सच्चा हितकारी हे 
और उसका बचन मानना जरूर और मुनासिब है, 
क्योकि परमार्थियो पर भी फर्ज हे कि जहाँ तक मुमकिन 
होवे, ऐसी चाल ढाल इस््तियार करें कि जिसमे दुनिया 
के कारोबार में खलल न पड़े और परमार्थ उनका 
बनता जावे और इस वास्ते औसत यानी मध्य के दरजे 
की चाल चलना हर काम मे, चाहे परमार्थी होवे या 
दुनियावी, हमेशा फायदेमंद होता है और खैंच और तान 
में इस सिरे पर या उस सिरे पर हमेशा दुख या 
तकलीफ पैदा होती है। जिस कदर मुनासिब और 
जरूरी एहतियाल और परदा औरतों को चाहिये, वह 
उनको रखना चाहिये और जिस कदर मरदों को 
एहतियात जरूर और मुनासिब है, उसके मुआफिक 
उनको बर्ताव करना चाहिये, मगर सतसंग और जुगत 
लेकर अभ्यास करना हर एक को मुनासिब और ज़रूर 
है। संतों ने कहा है कि - 

लाज जग काज बिगाड़ा री। मोह जग फन्दा डारा री।। 


जो कामिन परदे रहे और सुने न गुरुमुख बात। 

सो तो होंगी शूकरी, फिरें उघाड़े गात।। 

४८ - मुनासिब दर्जे की लाज और एइहतियात 
दुनिया की ज़रूर है और गेर-वाजिब और फिज़ूल लाज 
और परदा कि जिस में परमार्थ का अकाज होवे, नही 
करना चाहिये। अलबत्ता गहरे प्रेमी परमार्थियो की चाल 
सब से निराली होगी और इसी तरह दुनिया में जिस 


| ५०]... पला भागा (३८९ | भाग 
किसी को किसी बात का गहरा शौक हो गया है, 
उसका बर्ताव भी और सब से न्यारा होगा, पर ऐसे 
लोग क्या परमार्थ और क्या दुनिया मे, बहुत कम और 
बिरले होते हैं और उन पर किसी का हुक्म नहीं चल 
सकता और न वह किसी कायदे के पाबंद हो सकते 
है।। 


सार बचन छन्द बन्द, भाग दूसरा, बचन ४१, 
शब्द २० के अर्थ नीचे लिखे जाते हैं 


अत हुआ जग माहि। आदि घर अपना भूली।।१।। 

अर्थ - सुरत भोगो में फंस कर जड़खान मे उतर 
गई और सतो के दसवे द्वार को जो तीन लोक की 
रचना का आदि है और जहाँ से सुरत पिंड में उतरी 
थी, भूल गई । | 


मध्य गही पुन आय। अंत को फिर ले तोली।।२।। 
अर्थ - और फिर मध्य यानी मृत्यु लोक में नर देही 
पाकर तिरलोकी के अंत पद की जो वही दसवाँ द्वार है 
सुरत ने खबर ली ।। 
आदि अत मध छोड़। गही जा अपनी मूली।।३।। 
अर्थ - और फिर इन तीनो स्थान यानी दसवां द्वार 
और मृत्युलोक और जड़खान को छोड़ कर अपने मूल 
पद यानी सत्तपुरुष राधास्वामी देश में पहुँची, या उस 
का निशाना और इष्ट बाँध कर उस तरफ को चलने 
लगी ।। 
जीवन पदवी मिले। चढ़े जो अब के सूली।।४।। 
अर्थ - सूली मतलब उस धार से है जो 
सहसदलकँवल से गुदाचक्र तक आई है, सो जो कोई 


न 


4 


| ३९०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


इस धार को पकड़ कर ऊपर को चढ़े, वही छठे चक्र 
के पार जा कर मौल को जीत लेगा और फिर सत्तलोक 
में पहुँच कर अमर हो जावेगा।। 

ससे मारिया सिह। कौन यह समझे बोली।।५।। 

अर्थ - और फिर वही सुरत जो कि मुवाफिक 
खरगोश के पिंड में गरीब और निबल थी, दसवें द्वार 
में पहुँच कर सिह यानी काल को मार लेगी।। 

मात पिता दोउ जने। पूत ने बैठ खटोली।।६।। 

अर्थ - जब सुरत गर्भ मे यानी षट चक्र के देश में 
आई तब पहिले उसने ब्रह्मांड और पिंड की रचना 
करी, यानी माया और ब्रह्म के पद उसी से प्रकट हुए, 
और जब सुरत जनमी यानी जीव गर्भ से बाहर आया, 
तब वही जीव पिंड मे उत्तर कर बैठने से माया और 
ब्रह्म का पुत्र हो गया।। 

मछली चढ़ी अकाश। धरन कर डारी पोली।। ७।। 

अर्थ - और जब सुरत मछली की तरह शब्द की 
धार को पकड़ कर उलटी यानी ऊपर को चढ़ी तब वह 
धरन यानी पिंड को पोला या खाली कर गई ।। 

चान्द सूर्य्य पाताल से। निकले पट खोली।।८।। 

अर्थ - और जब चढ़ते चढ़ते दसवें द्वार के परे गई 
तब सूरज और चाँद यानी त्रिकुटी और सुन्न स्थान 
दोनो पाताल यानी नीचे नजराई दिये।। 

चोरन पकड़ा साह। साह ने पहरी चोली।।९।। 

अर्थ - जब सुरत यानी जीव का उतार हुआ तब 
काल और कर्म और काम क्रोध लोभ मोह और अहकार 
वगेरा चोरो ने इसको घेर कर बद यानी चोले मे 
गिरफ्तार कर लिया।। 


न 


| ५०]... पला भागा [३९१ | भाग 

अमृत पी पी मरे। जहर की गॉठी खोली।।१०।। 

अर्थ - और जब वही जीव यानी सुरत उलट कर 
अपने घर की तरफ को चली ओर ब्रह्मांड के परे चढ़ 
गई और अमी की धारा बहाने लगी तब वही सब चोर 
अमृत पी कर मर गये और उनकी जहर की गॉठ खुल 
कर भस्म हो गई।। 

राधास्वामी गाइया। यह भेद अमोली।। ११।। 

अर्थ - राधास्वामी ने यह अमोल पद का अमोल 
भेद गाया | | 

सत बिना को बूझि है। यह मरम अतोली।।१२।। 

अर्थ - और इसको बिना सत के कोई नहीं समझ 
सकता है।। 

अजा मारिया भेड़िया। ले मिरगन टोली।।१३।। 

अर्थ - अजा बकरी को कहते हैं, सो यह सूरत 
सुरत की पिड में थी, यानी काल भेड़िये का खाजा हो 
रही थी, सो जब सतगुरु की कृपा से उलट कर ब्रह्मांड 
और उस के परे पहुँची, तो मन और इन्द्रियों को संग 
लेकर काल भेडिये पर चढ़ आई और उसको मार 
दिया। | 

सुरत शब्द मेला भया। ले अनरस घोली।। १४।। 

अर्थ - और तब सुरत का शब्द के साथ मेला हो 
गया यानी अमृत का भंडार खोल दिया।। 


सार बचन छन्द बन्द, भाग दूसरा, बचन ४१, 
शब्द २१ के अर्थ नीचे लिखे जाते हैं 


गुरू उलटी बात बताई। मूरखता खूब सिखाई ।।१।। 


| ३१९९] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


अर्थ - गुरू ने यह उलटी बात बलाई कि ससार में 
मूर्ख हो करके बर्त यानी चतुराई छोड़ दे, तो तेरा कोई 
दामन नहीं पकड़ सकेगा । | 


और दूसरे यह कि मूर यानी मूल पद की रक्षा और 
सम्हाल रख, यानी इस तरफ से उलट कर राधास्वामी 
के चरनो को दृढ़ करके पकड़ | | 

सोते ने जमा कमाई। जगते ने माल गँवाई।।२।। 

अर्थ - जिस किसी ने ससार की तरफ से उदास 
होकर इसके कारोबार मे दखल देना छोड़ दिया, यानी 
इस तरफ से सो गया और परमार्थ मे लग गया, उसी 
ने जमा हासिल की, यानी परमार्थ की कमाई करके प्रेम 
की दौलत पाई, और जो ससार की तरफ मुतवज्जह 
रहा और बहुत होशियारी और शोक से उसके कारोबार 
करता रहा, उसी ने परमार्थ की दौलत खोई, और 
अपनी चैलन्यता मुफ्त गँवा दी।। 

बैठे ने रस्ता काटा। चलते ने बाट न पाई।।३।। 

अर्थ - जो मन कि निश्चल हो करके घट मे बैठा, 
वही ऊँचे की तरफ चढ़ने लगा, और परमार्थ का रास्ता 
तै करता हुआ घर की तरफ चला और जो मन कि 
चंचल रहा, और इधर उधर ससार मे दौड़ता रहा, 
उसको घर का रास्ता नही मिला, और न उस तरफ 
को चला। | 

धरती चढ़ गगना आई। सुन्नी पाताल समाई।।४।। 

अर्थ - जो सुरत कि अभ्यास करके बह्माड में और 
उसके परे पहुँची, उसके सग धरती यानी माया भी 
जिसका आदि निकास त्रिकुटी से हुआ है, उलट कर 
अपने असल में जा मिली, और जो सुरत कि ससार में 


_ 2 


| ५०]... पला भागा [३९३ | भाग 
लिपट रही है, वह माया के साथ नीचे से नीचे के 
मुकाम तक उतरती चली गई। | 
चोरी से खाविन्द रीझा। सच्चे को मार खपाई।।॥५॥।। 
अर्थ - जो शख्स कि अपने परमार्थ की कमाई और 
तरक्की को जगत से छिपाये हुए चला, उससे मालिक 
प्रसन्न हुआ और जिस किसी ने कि सचौटी के साथ 
अपने परमार्थ का भेद और कमाई का हाल जगत के 
जीवों से खोल कर कहा, उसी को अनेक तरह के 
विघ्नों से मुकाबला करना पड़ा, और सख्त तकलीफ 
उठानी पड़ी, और उसके परमार्थ में घाटा इुआ।। 
अगनी को जाड़ा लागा। बरखा से सूखी साखा।।६।। 
अर्थ - जब सुरत गगन की तरफ को चढ़ने लगी 
तब अग्नि यानी माया (जो सुरत की मदद से चैतन्य 
शी) काँपने लगी, यानी उसकी चेतन्यता स्विच गई, 
और जब अमृत की बरखा अतर मे चढ़ने वाली सुरत 
पर होने लगी, तब ब-सबब खिचाव और सिमटाव सुरत 
के, जो उसकी घारें नीचे की तरफ जारी थी, वह 
सूखने लगी और सिमटती चली ।। 
रोटी नित भूखी तरसे। पानी अब प्यासा तड़पे।।७।। 
अर्थ - ओर तब रोटी यानी माया और उसके पदार्थ 
जो सुरत की धार से चैतन्य थे, अब उस चेतन्यता के 
लिये भूखे तड़पते हैं, और इसी तरह पानी यानी मन 
सुरत की चैतन्य धार के वास्ते प्यासा तड़पने लगा ।। 
सोते पर खाट बिछाई। जगते को सुषपति आई ।।८।। 
अर्थ - जो परमार्थ की तरफ से गाफिल यानी सोता 
रहा, वह माया के लले यानी षट चक्कर में दबा और 
फंसा रहा, और जो परमार्थ की कमाई चेत कर और 


वश 


| ३९४]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


होशियारी के साथ करने लगा, वह पिंड और ससार की 
तरफ से बे-खबर होता गया ।। 
बझा नित जनती हारी। जनती पुन बॉझ कहाई।।९।। 
अर्थ - बझा यानी माया से (जब कि सुरत उस घेर 
मे उतर कर आई) अनेक प्रकार की रचना और अनेक 
पदार्थ पैदा हुए, और जब सुरत यानी जनती और 
असल कर्ता उलट कर पिंड और ब्रह्मांड के परे पहुँची, 
तब सब रचना सिमट गई, और वह अकेली अपने घर 
की तरफ सिधारी | | 
घोड़े पर पृथ्वी दौड़ी। ऊँटन चढ़ गगना फोड़्ी।।१०।। 
अर्थ - जब कि सुरत जो पिंड में फॅँस कर देह 
यानी पृथ्वी रूप हो रही थी, उलट कर ब्रह्मांड की 
तरफ चली, तो वह मन रूपी घोड़े पर सवार होकर 
दौडी, और तब ही ऊंट यानी स्वासा अथवा प्राण उलट 
कर और गगन को फोड़ कर चढ़ गई।। 
राधास्वामी मौज दिखाई। सूरत अब शब्द लगाई ।। 
अर्थ - खुलासा इस शब्द का यह है कि राधास्वामी 
ने अपनी मेहर और मौज से सुरत को चढ़ा कर शब्द 
से मिला दिया।। 


सार बचन छन्द बन्द, भाग दूसरा, बचन ४१, 
शब्द २२ के अर्थ नीचे लिखे जाते हैं 
सुनरी सखी इक मरम जनाऊं। 
नई बात अब तोहि सुनाऊँ।।१।। 
अर्थ - हे सखी लुझको एक भेद जनाता हूँ और नई 
बाल सुनाता हूँ। । 


दिन बिच नाचत चन्द दिखाऊ । 
रैन उदय दिनकर दरसाऊँ।॥२।। 


रद 


| ५१] पहलाभाग [३९५ | भाग 
अर्थ - सुन्न में जहाँ कि सदा रोशनी रहती है यानी 
दिन रहता है, चन्द्रमा स्वरूप नजर आता है, और 
त्रिकुटी के मुकाम पर जहाँ से कि माया यानी अन्धेरा 
और रात शुरू हुई, सूरज रूप रोशनी देता है।। 
अगिन पूतरी जल से सिंचाऊं। 
जल की रम्भा अगिन नचाऊं।। ३।। 
अर्थ - सहसदलकेवल में जोल स्वरूप अमृत की 
जल धार से ( जो ऊँचे से आती है ) रोशन है, और 
अमृत धार के सग जो धुन सहसदलकेवल से नीचे 
उतरी, वह अग्नि यानी माया के घेर में केल कर रही 
है।। 
गगन माहि पृथ्वी चलवाऊ। 
पृथ्वी मध्य गगन लखवाऊँ। |४।। 
अर्थ - आकाश में पृथ्वी यानी देह की बासी सुरत 
को चऴाऊँ, और पृथ्वी यानी देही में गगन यानी 
आकाश का लखाव करू | | 
व्यौम चलाय पवन थमवाऊं। 
सिह मार और स्यार जिताऊं | ।५।। 
अर्थ - व्यौम यानी मन-आकाश जब सुरत की 
चढ़ाई के वक्‍त ऊपर को सिमटे, लब प्राण यानी पवन 
धीमी होकर ठहर जाती है। स्यार जो जीव से मुराद है, 
वह गगन मे चढ़ कर सिह यानी काल को जील लेता 
है।। 


दुरबल से बलवान गिराऊँ। 
त्रिकुटी चढ़ यह धूम मचाऊं।।६।। 
अर्थ - दुर्बल वही जीव या सुरत से मतलब है, जो 
पिंड मे उत्तर कर निहायल बे-ताकल हो जाती है, और 


| ३९६]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 
त्रिकुटी में चढ़ कर काल बली को पछाड़ कर जेर कर 
लेती है।। 
कागन झुँड हंस करवाऊं। 
लूकन को अब सूर दिखाऊँ।।७।। 
अर्थ - अनेक जीवों को जो पिंड मे निपट काग 
यानी मन रूप होकर बर्त रहे हैं, दसवें द्वार में पहुँचा 
कर हस स्वरूप बनाऊं, और निपट ससारी जो उल्लू 
के मुवाफिक मालिक की तरफ से अन्धे और अजान हो 
रहे हैं, त्रिकुटी में पहुँचा कर सूरज ब्रह्मा का दर्शन 
कराऊँ। | 


उलटी बात सभी कह गाऊं। 
ऐसे समरथ राधास्वामी पाऊं । ।८।। 
अर्थ - यह सब उलटी बाते समर्थ सतगुरु 


राधास्वामी दयाल की दया से सही करके दिखाई जा 
सकती हैं । । 


बचन इक्यावनवाँ 


राधास्वामी मत का अभ्यास और 
उसका फल 


१ - जो कोई सच्चे शौक के साथ राधास्वामी मत 
में इस मतलब से शामिल हुआ कि अपने जीव का 
सच्चा कल्यान यानी उद्धार करावे और देह के दुख 
सुख और जनम मरन के दुख से बच कर परम और 
अमर आनद को प्राप्त होवे, उसको चाहिये कि शब्द 
भेदी और शाब्द अभ्यासी गुरू दूँढ़ कर सच्चे मालिक 


| 4११ ].. पला भागा [३९७ | भाग 


राधास्वामी दयाल और उनके सलसग की सच्ची सरन 
लेवे और शाब्द मार्ग की तरकीब दरियाफ्त कर के नेम 
के साथ हर रोज दो बार तीन बार या चार बार अभ्यास 
करे, लो उसको जरूर थोड़ा बहुत रस मिलता रहेगा 
और मन और सुरत उसके दिन दिन पिंड देश से 
आहिस्ता आहिस्ता अलेहदा होकर आकाश में और 
उसके परे घट में चढ़ेगे और एक दिन पिंड ओर ब्रह्मांड 
यानी माया की हद्द के पार पहुँच कर सुरत निरमाया 
देश यानी संतों के धाम में प्राप्त होकर अमर और 
अजर आनद पावेगी और तब जनम मरन और देह के 
दुख सुख से सच्ची रिहाई हो जावेगी ।। 


२ - सुरत शाब्द मार्ग के अभ्यासी को घबराहट के 
साथ जल्दी करना या निराश होकर अभ्यास छोड 
देना, किसी सूरत में मुनासिब नहीं है।। 


३ - देखो दुनिया मे जिस काम का जिसको सच्चा 
शौक होता है, वह उसको थोड़ा या बहुत दुरुस्ती के 
साथ अंजाम देता है और कोई विघ्न या जाहिरी 
तकलीफ उसको उस काम के करने से रोक नहीं 
सकती, बल्कि जो मेहनत और तवज्जह वह उस काम 
के करने मे करता है, उस मेहनत मे उसको रस आता 
है और वह ना-गवार नही मालूम होती और चाहे जिस 
कदर उस काम के पूरे होने में देर लगे, वह जल्दी के 
सबब से निराश होकर उसको नहीं छोड़ता है, इसी 
तरह परमार्थ के अभ्यासियों को मजबूती के साथ अपना 
अभ्यास जारी रखना चाहिये और जो प्रतीत के साथ 
कि एक दिन दया जरूर होगी, इस काम को प्रीति के 
सग करे जावेगा, तो वह कभी खाली नहीं रहेगा और 


| ३९८]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


राधास्वामी दयाल उसको जब तब जेसा जेसा मुनासिब 
समझेंगे, दया करके अतर मे रस और आनद बख्शते 
जावेंगे। | 


४ - जो लड़का कि मदर्स मे पढ़ने को भेजा जाता 
है उसको फौरन पढ़ने का रस नहीं आता हे, पर जो 
वह खौफ और दबाव के साथ पढ़ना कुछ अरसे तक 
हर रोज जारी रखता है तो रफ्ता रफ़्ता उसको मजा 
आता जाता है ओर फिर इस कदर शौक बढ़ जाता है 
कि जो कोई उसको रोके तो अपने काम को नहीं 
छोड़ता है बल्कि दिन दिन उसको बढ़ाता जाता हे। 
इसी तरह परमार्थ में भी पहिले खौफ, चौरासी और 
नरकों के दुख और जनम मरन और देह की तकलीफों 
का, और शोक, अपने जीव के कल्यान और मालिक से 
मिलने का, चाहिये। जो यह शौक, और खौफ सच्चा 
होगा (चाहे शुरू में थोड़ा होवे) तो ज़रूर परमार्थी 
कार्रवाई यानी अभ्यास हर रोज बने जावेगा और उसमे 
थोड़ा बहुत रस भी आवेगा और जिस कदर दुरुस्ती से 
अभ्यास बनेगा यानी दुनिया के खयालात छोड़ कर मन 
और सुरत, वक्त ध्यान के स्वरूप में और वक्‍त भजन 
के शाब्द मे लगेंगे, उसी कदर दिन दिन रस बढ़ता 
जावेगा और अभ्यास करने की आदत मजबूत होती 
जावेगी | | 

५ - जैसे वर्ष छ: महीने के बालक को किसी खाने 
पीने की चीज़ का स्वाद खास कर मालूम नही होता है, 
पर हर रोज या अक्सर खास खास चीजों के खाने से 
उसको उनके स्वाद की खबर पड़ती जाती है और फिर 
स्वभाव और आदत के मुवाफिक उन्ही चीज़ों का खाना 


| 4११ ]... पफला भागा [३९९ | भाग 

उसको पसन्द आता है, इसी तरह शुरू अभ्यास मे सब 
जीव बालको के मुवाफिक अभ्यास के रस और आनन्द 
की तमीज कम कर सकते हैं और यहाँ उसका सबब 
यह है कि पुरानी आदत के मुवाफिक दुनिया के 
खयालात उनको घेरे रहते हैं, पर जब कोई दिन इसी 
तरह अभ्यास जारी रक्खेगे और दुनिया के खयालों को 
हटाते रहेंगे तो कुछ कुछ रस आने लगेगा और फिर 
आदत के मुवाफिक उन को बगेर हर रोज़ अभ्यास 
करने के कल नहीं पड़ेगी, तो इस कदर अरसे तक कि 
आदत मजबूत और कायम हो जावे, हर एक परमाथी 
को, चाहे तेज़ या सुस्त शौक वाला होवे, अपना 
अभ्यास जारी रखना जरूर और मुनासिब है। | 

६ - मालूम होवे कि जैसे कुल्ल रचना और हर 
चीज़ में तीन दरजे हैं, उत्तम मध्यम और निकृष्ट यानी 
आला औसत और अदना, ऐसे ही आदमियों में भी तीन 
दरजे या किस्म हैं। जो उत्तम लोग हैं, वह बचन जल्द 
समझते हैं और पकडते हैं और सन्देह और भरम भी 
उनके जल्द दूर हो जाते हैं और जब वे करनी यानी 
अभ्यास में लगते हैं, तब उनको अन्तर में उसका 
फायदा भी जल्द नजर आता है, क्योंकि वे जो काम 
करते हैं, उसमें सर्व अग करके लगते हैं।। 

७ - और जो मध्यम जीव हैं, उनको यह सब बातें 
थोड़े अरसे मे हासिल होगी । | 

८ - और जो निकृष्ट जीव हैं, उनकी समझ भी 
बहुत मंद और सुस्त होगी और सशय भरम भी उनके 
मन में अक्सर पैदा होते रहेंगे और वक्‍त अभ्यास के 
दुनिया के ख्याल भी उनको बहुत सतावेगे। इस सबब 


| ४००] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


से शुरू मे भजन और ध्यान का रस भी उनको कभी २ 
और बहुत कम आवेगा पर जो वे नेम से हर रोज़ 
अभ्यास करे जावेगे, तो थोड़े अरसे मे आदत पड़ 
जावेगी और जो विघ्न या मुश्किल, मन के लगने और 
रस के मिलने में, पेश आवेगे, वह भी हलके और दूर 
होते जावेंगे | । 


९ - मालूम होवे कि बिना सुरत और मन के अन्तर 
में लगने और ठहरने के रस और आनन्द नहीं आ 
सकता है इस वास्ते परमार्थी अभ्यासी को मुनासिब है 
कि इस बात का खयाल और होशियारी ज्यादा रक्खबे 
कि मन दुनिया की गुनावन और खयालों मे, वक्त 
अभ्यास के, न पड़ जावे, नही तो अभ्यास का रस नहीं 
पावेगा | | 


१० - गौर करने की बात है कि जब कोई शख्स 
खाना खाता है और कई तरह की चीजें खाने में मौजूद 
हैं, उस वक्‍त जो उसका मन किसी और फिकर और 
खयाल में लग जावे, तो किसी चीज का स्वाद उसको 
मालूम नहीं होता है यानी हर एक चीज़ को खाया भी 
और फिर खबर न पड़ी कि क्या चीज खाई और 
उसका कैसा स्वाद था।। 


११ - फिर सतो का परमार्थी अभ्यास जो निहायत 
नाजुक है, बगेर मन और सुरत के लगाये कैसे रसीला 
लग सकता है? जैसे कि खाते वक्‍त हर एक चीज 
जबान से मिली, पर तवज्जह दूसरी तरफ होने से, 
स्वाद नहीं मालूम हुआ, इसी तरह से अभ्यासी के मन 
और सुरत भी मुकाम के स्वरूप तक पहुँचे या शब्द की 
धार से भी थोड़े बहुत मिले, पर तवज्जह दूसरी तरफ 


| 4११ ]... पला भागा (४०१ | भाग 
यानी दुनिया के खयालों में लगी होने से भजन और 
ध्यान का रस बिलकुल नहीं मालूम हो सकता है। इस 
वास्ते यह बात बहुत जरूर है कि तवज्जह की सम्हाल 
अभ्यास के वक्‍त रक्‍्खी जावे यानी स्वरूप और शब्द में 
ध्यान लगा रहे तो रस आवेगा, नहीं तो खाली उठना 
पड़ेगा और मन दुखी होवेगा।। 


१२ - बाजे लोग जल्दबाजी करते हैं कि हमको 
जल्द अभ्यास का रस आवे और नहीं तो निरास होकर 
मत पर या अभ्यास के फायदे पर या गुरू पर तान 
मारते हैं और अपनी हालत और लियाकत के दरजे की 
परख नहीं करते हैं और न अपनी कसर दूर करते हैं, 
फिर कैसे रस आवे? वे लोग यह चाहा करते हैं कि 
राधास्वामी दयाल अपनी दया से उनका कारज बनावे 
यानी उनके मन और इन्द्रियो को मोड़ कर परमार्थ मे 
लगावे और अभ्यास के वक्‍त उनके अलर मे लरगे न 
उठने देवे और अपनी मेहर और दया से आप उनको 
अतर मे रस देवे, लेकिन जो जुगल कि उनको, वास्ते 
हटाने विघ्नो और लगाने मन के, बताई जाती है, उसमे 
तवज्जह कम करते हैं और उसका अमल दरामद भी 
दुरुस्ती से नहीं करते, फिर ऐसे लोगों की दुआ कैसे 
जल्द मंजूर हो सकती है? पर जो वे अभ्यास नेम से 
करे जावेंगे और कुछ मन और इरच्द्रियो की भी सम्हाल 
रक्खेरो और जो नई जुगत उनको समझाई जावे, थोड़ी 
बहुत उसके मुआफिक कार्रवाई करेंगे, तो थोड़े अरसे 
मे जरूर उनको भजन का रस मिलने लगेगा ।। 


१३ - जाहिर है कि कुल कार्रवाई अन्तर और बाहर 
की सुरत और मन की धार के वसीले से होती है और 


न 


| ४०२]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 
जिस तरफ कि आदमी सच्ची तवज्जह करे, उसी 
तरफ को धार उठ कर रवाँ होती है और जैसी कार्रवाई 
होवे, करती है। फिर जो कोई परमार्थी अभ्यास के 
वक्‍त तवज्जह अपनी अलर मे ऊपर की तरफ जैसे कि 
सन्तो ने फरमाया है, स्वरूप में या शाब्द में या किसी 
मुकाम पर जमावेगा, तो जरूर उस तरफ मन और 
सुरत और दृष्टि की धार उठ कर रवा होगी और जब 
तक कि दूसरा खयाल पैदा न होगा यानी दूसरी धार 
नहीं जारी होगी, तब तक उस धार का मुख ऊँचे की 
तरफ अतर में रहेगा और इस खिचाव और तनाव का 
जरूर थोड़ा बहुत रस आवेगा, क्योंकि ऊंचा देशा 
ब-निस्बत उस मुकाम के जहाँ कि जाग्रत में सुरत की 
बैठक है, ज्यादा रसीला और आनन्द का स्थान है, 
जैसा कि इस कड़ी में कहा है: - 
उलट घट झॉको गुरु प्यारी। नेन दोऊ तानो हो न्यारी।। 
१४ - आदमी की लवज्जह के साथ ही जिस तरफ 
को होवे, सुरत और मन और नज़र की धार उसी तरफ 
को रवाँ होती है।। 


१५ - इस वास्ते राधास्वामी मत के किसी परमाथी 
अभ्यासी को किसी हालत में निरास नहीं होना चाहिये, 
बल्कि होशियारी के साथ अभ्यास में मन और इन्द्रियो 
को थोड़ा बहुत रोक कर रखना चाहिये और जो कोई 
कसर होवे, उसके दूर करने का जतन दरियाफ्त करके 
उसके मुवाफिक कार्रवाई करना चाहिये। थोड़े अरसे में 
हालत बदलनी शुरू होगी और जब मन और इन्द्रिय 
थोड़े बहुत रस के आदी" हो जावेंगे, तब वे आप ही 


LL शशि - आदतवाले। 


| 4१९]... पला भागा [४०३ | भाग 
अभ्यास के मुकर्रर किये हुए वक्‍त पर उस तरफ को 
तवज्जह के साथ लगेंगे और सब विघ्न आहिस्ता 
आहिस्ता दूर होते जावेगे और आनन्द और रस मिलता 
जावेगा । | 


बचन बावनवाँ 
राधास्वामी मत के अभ्यासियों को 
दुनियादारो और दूसरे मतों के लोगो से और 
खास कर बाचक ज्ञानियो और सूफियो से 
किस तरह बरताव करना चाहिये 


१ - दुनियादारो के साथ बर्ताव - राधास्वामी मत के 


अभ्यासियों को दुनियादारो और बिरादरी के लोगों से 
ज़रूरत के मुवाफिक बर्तना चाहिये यानी गहरी प्रीति के 
साथ इनसे जल्द २ मिलना और बहुत देर इनके साथ 
बैठना नही चाहिये सिर्फ इस कदर कि जितनी जरूरत 
है, इनसे मिलना और बातचीत करना मुनासिब है और 
ज्यादा बरताव इनसे नही चाहिये, नही तो इनके स्वभाव 
और आदत और ससारी चाहें परमार्थी के मन में असर 
करेंगी और उसके अभ्यास मे खलल और हर्ज डालेगी 
और उसके प्रेम और भक्ति के कायदे और रील के 
बर्ताव में भी कसर पड़ेगी ।। 

२ - बाहरमुखी पूजावालो के साथ बर्ताव - जो 
पिछले संतों के मत या किसी मत के लोग बाहरमुखी 
सूरल या किसी निशान या ग्रन्थ या पोथी या किताब की 


4 


| ४०४]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


पूजा करते हैं और सिवाय पोथी या ग्रन्थ या किताब के 
पढ़ने और सुनने के दूसरा काम नही करते और ग्रन्थ 
या पोथी या किताब के अंतरी अर्थ और घट के भेद से 
बिल्कुल वाकिफ नहीं है और न उसकी तलाश और 
तहकीकात करते हैं, बल्कि जो कोई उनको भेद की 
बाल सुनावे तो मन और चित्त से सुनना भी नहीं चाहते 
हैं, ऐसे लोग सब टेकी हैं। उनसे भी राधास्वामी मल 
वालों को बचना चाहिये यानी उनके साथ मेल और 
दोस्ती मुनासिब नही है, क्योंकि यह लोग भी ससारी हैं 
और मालिक का खोज ओर प्यार इनके मन मे बिल्कुल 
नही हे और जो कोई उनसे मेल मिलाप रवक्खेगा, 
उसको भी ससार की तरफ झुकावेगे और सच्चे परमार्थ 
की तरफ से अपने मुवाफिक बे-परवाह कर देंगे और 
तरह २ के शक, सच्चे परमार्थी के मन मे, डालने को 
तैयार होवेंगे और कहेंगे कि ससार मे रह कर जिस 
किसी ने मन और इन्द्रियों के भोगों को नही भोगा या 
भोगना नहीं चाहता है, वह नादान और अभागी है या 
यह कि परमार्थ के खयाली सुखों के वास्ते दुनिया के 
मौजूदा मजे और रसों को छोड़ देना, बिल्कुल बे-समझी 
की बात है।। 


३ - कर्मकाडी और हठयोग के करनेवाले जो अनेक 
तरह के देही के दुख और कष्ट भोगते हैं - कर्मकाडी 
लोग अनेक तरह के सुखो की आसा इस लोक की या 
स्वर्ग और बैकुन्ठ लोक की बाँध कर बाहरमुखी कर्म 
और करतूत करते है और हठयोगी जो कोई कोई अग 
की सफाई के वास्ते या बीमारी दूर करने को या कोई 
सिद्धि हासिल करने के लिये काष्टा और तकलीफ 

उठाते हैं, इन सब से भी राधास्वामी मत के अभ्यासियों | 


| 4१९]... पला भागा [ ४०५ | भाग 


को दूर रहना चाहिये और किसी हालत में इन से 
परमार्थी मेल और मिलाप रखना मुनासिब नहीं, बल्कि 
जो ससारी भाव मे इन से रिश्तेदारी या पिछली मुहब्बत 
या संग होवे, तो उस को आहिस्ता २ कम करना और 
सिर्फ जरूरत के मुवाफिक मिलना और बातचीत, 
व्यवहार की, करना चाहिये। परमार्थी बात इन लोगों से 
करना जरूर नही, क्योकि इनके मन में सच्चे मालिक 
का भाव और प्यार नहीं है और न उसका खोज और 
तलाश है। यह तो संसार के या स्वर्ग और बैकुठ के 
भोगा बिलास के चाहने वाले हैं या दुनिया में तमाशा 
और खेल दिखा कर धन और मान बड़ाई के पेदा करने 
वाले हैं, सच्चे परमार्थ की चाह इनके मन में बिल्कुल 
नहीं है और न पेदा हो सकती है। इस वास्ते जो बचन 
बिलास या मेहनत इनके समझाने के वास्ते की जावेगी, 
वह मुफ्त बरबाद जावेगी और फिर कायल होकर यह 
लोग अपनी नादानी से सत मत की निन्दा और हँसी 
करेंगे। | 


४ - अन्तरी सुमिरन और ध्यानवालो के साथ बर्ताव 
- यह लोग अन्तर में नाफ या हिरदे के स्थान पर 
सुमिरन और ध्यान करते हैं या नाम की जर्ब लगाते हैं 
या नाम की धुन नीचे से उठा कर दोनो आखो या दोनों 
भवों के मध्य तक पहुँचाते हैं या दायें बाये सुर से पूरक 
रेचक करके गायत्री मत्र या दूसरे नामो का कुम्भक के 
साथ सुमिरन करते हैं, मगर इस अभ्यास में ठहराव दो 
तीन या चार मिनट से ज्यादा नहीं होता और जो कि 
ध्यान करते है, उसमे भी स्वरूप या स्थान का भेद सही 
सही नहीं जानते, इस वास्ते इन सबका अभ्यास इन्ही 
स्थानों में पिंड के अंदर खलम हो जाता है।। 


| ४०६]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 
५ - यह सब लोग अपने लई अन्तरमुख अभ्यासी 
समझते हैं ओर इस कदर सही हे कि इनके अभ्यास से 
सफाई और कुछ रस अन्तरी हासिल होता है, पर सत 
मत में यह भी बाहरमुखी शुमार किये जाते हैं, क्योंकि 
इनका अभ्यास नीचे के घट यानी छः: चक्रो की हद में 
है। इन लोगों से भी राधास्वामी मत के अभ्यासियों को 
परमार्थी मेल मिलाप रखना जरूर नही है।। 


६ - मुद्दाओं का साधन करने वालो से बर्ताव - इन 
लोगों में से दृष्टि और शब्द का साधन करने वाले 


बेहतर है, पर उनका भी अभ्यास सहसदलकंवल के 
नीचे खलम हो जाता है और आइन्दा का भेद और पता 
उनको मालूम नही है और शब्द और स्वरूप का 
अभ्यास इन्होने सिर्फ मन के एकाग्र करने और ठहराने 
के वास्ते जारी रक्खा है, चढ़ाई बिल्कुल नहीं है और न 
शब्द और शाब्दी का भेद बयान करते है और न उसका 
खोज और तलाश है, इस वास्ते इन लोगों के साथ भी 
राधास्वामी मत के अभ्यासियों का मेल नहीं हो सकता। 
यह सब लोग थोड़ा २ आनन्द पाकर और कुछ प्रकाश 
देख कर तृप्त हो गये और ब-सबब न मिलने पूरे गुरू 
के इतने ही में इस कदर अहंकार इनको हो जाता है 
कि इससे ज्यादा का भेद सुनना और समझना और 
उसके मुआफिक करनी करना नही चाहते और जो 
ऊँचे का भेद, मुआफिक सत मत, उनको सुनाया जावे, 
तो हँसी करने को तैयार हो जाते हैं।। 


७ - अष्टॉग योग के अभ्यासी - अष्टांग योग या 
प्राणायाम के करने वाले इस वक्त में बहुत कम होगे, 
बल्कि ऐसा मालूम होता है कि पूरा अभ्यासी इस योग 


2 


| 4१९]... पला भागा [४०७ | भाग 


का इस वक्त में बिल्कुल नायाब है। जिस किसी ने यह 
अभ्यास शुरू भी किया, तो कोई न कोई विघ्न या 
खतरे के सबब से उसका अभ्यास बन्द हो गया या 
सर्त बीमार पड़ गया। जो कोई पूरा योगी मिले, तो 
वह संत मत की महिमा जल्द समझ कर उसके 
अभ्यास में शामिल हो जावेगा, पर जो शुरू करने वाले 
इस अभ्यास के मिलते हैं और उन्होने प्राणायाम के 
वसीले से कोई चक्र भी नहीं बेघे, वे निहायत दर्जे के 
अहंकारी हो जाते हैं और इस सबब से राधास्वामी मत 
के अभ्यासियों से उनका मेल किसी तरह नहीं हो 
सकता। | 


८ - बाम मार्गी और भेरवी चक्र वाले - इस फिरके 
मे अभ्यासी बहुत कमयाब* हैं, खान पान में सब के सब 


भूल रहे है और जो जो जाहिरी रस्में इन्होने जारी करी 
है, वे भी इस समय में निहायत नाकिस फल की देने 
वाली है, क्योकि महात्मा और समरथ अभ्यासी की गत 
और है, और जीवो की गत और | जो जीव महात्मा 
पुरुषों की चाल की, बगैर उनका अभ्यास किये, यानी 
बगैर मन और इन्द्रियो को बस किये, नकल करेंगे वे 
धोखा खावेगे और माया के घेर मे पडे रहेंगे। बस यही 
हाल इस मत के लोगों का सुना जाता है। 


सल मत के अभ्यासियो को इनसे हमेशा दूर रहना 
और इनके सग से कतई परहेज करना चाहिये और 
इनसे किसी किस्म की चर्चा या परमार्थी बचन बिलास 
करना नहीं चाहिये, क्योकि यह संतों के बचन को 
हरगिज़ नही मानेंगे, इनकी कार्रवाई बहुत नीचे के दर्जे 


(SES i - जो कम मिलते हों। दुष्प्राप्य | 


| ४०८]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन | 
की है और सच्चे परमार्थ यानी जीव के उद्धार का 
फिक्र इस फिरके में बहुत कम बल्कि बिल्कुल मालूम 
नही होता है।। 


९ - बाचक ज्ञानी और सूफी - इन लोगों से भी 
राधास्वामी मत के अभ्यासियो को मेल रखना मुनासिब 
नहीं है, क्योंकि इन साहबों ने सच्चे और पूरे ज्ञानियों 
के बचन पढ़ कर और अपनी एकता ब्रह्म के साथ बुद्धि 
से मान कर अभ्यास छोड़ दिया और जो कोई इनको 
मिलता है, उसको यकताई के बचन सुना कर और 
समझा कर ब्रह्म बना देते हैं ओर चौरासी और नरको 
के डर से आजाद कर देते हैं।। 


१० - जो कोई सत मत के मुवाफिक इनके अभ्यास 
की निसबल चर्चा करे और दरियाफ्त करे कि तुमको 


ब्रह्म पद की प्राप्ति किस तरह हुई, तो जवाब देते हैं 
कि जाना आना कहा है, ब्रह्म सब जगह व्यापक है और 
देह और जिस कदर नाम रूप की रचना नजर आती 
है, सब मिथ्या और भरम हे, सिर्फ इसी कदर काम 
करना है कि ज्ञान के बचन को अच्छी तरह से समझ 
कर अपने लई ब्रह्मा मानना और इसी निश्चय को 
पकाना और मज़बूत करना और मन और इच्द्रिय और 
देही और सब पदार्थो को जड़ समझना, इन सब से 
ब्रह्म न्यारा है ओर निर्लेप है और पाप और पुण्य उसको 
नही लगते या छू सकते है और जब ऐसा निश्चय पुख्ता 
हो गया, तब विदेह मुक्ति का अधिकारी हो गया यानी 
जब देह छूटेगी, तब अपने निश्चय के मुवाफिक जीव 
चैतन्य, देही बगैरा के बन्धन छूट कर, व्यापक चैतन्य 
से मिल जावेगा || 


न 


| 4१९]... पला भागा (४०९ | भाग 
११ - अब समझना चाहिये कि जो चैतन्य इस 
मलीन माया के देश में व्यापक है, वह सदा देहियों के 
बन्धन में गिरफ्तार रहता हे और जब तक कि देहियो 
के खोल यानी आवरण अभ्यास करके दूर न किये 
जावेंगे तब तक वह आजाद यानी विदेह नहीं हो सकता 


है। | 


१२ - वेदात शास्त्र में दो दरजे माया के लिखे हैं, 


एक शुद्ध सत्य प्रधान, दूसरा मलीन सत्य प्रधान। और 
शुद्ध ब्रह्म अथवा पार-ब्रह्म पद इन दोनों दरजों के परे 
कहा है। और वास्ते जुदा होने माया के देश से योग 


अभ्यास की हिदायत की है कि अपने प्राणों को छः चक्र 
के पार चढ़ा कर ब्रह्मा का दर्शन करे और फिर वहाँ से 
पार ब्रह्म पद में पहुँचे, तब सच्ची मुक्ति हासिल होगी 


और लब ही शुद्ध-ब्रह्म के साथ एकता होगी। उस वक्त 
जो बचन कि यह बाचक ज्ञानी पोथियों को पढ़ पढ़ के 
कहते हैं, सच्चे दरसेगे यानी सच्चा योगी अपने आपको 
वहाँ ब्रह्म स्वरूप देखेगा और वही ब्रह्म तमाम नीचे के 
देश यानी रचना में व्यापक नजर आवेगा। और जब 
तक कि कोई अभ्यास करके ब्रह्म और पार-ब्रह्म पद 
तक न पहुँचे तब तक एकलाई के बचन कहना सिफ 
जबानी जमा खर्च है, असल मे उनकी हालत नहीं 
बदलती यानी अज्ञानियों के मुवाफिक यह बाचक ज्ञानी 
भी अविद्या के घेर में रह कर मन और इन्द्रियों के कहे 
में चल रहे हैं और ब्रह्मा या आत्मा का आनन्द एक जर्रा 
भी इनको प्राप्त नहीं होता और न अपने रूप को देख 
सकते है और न ब्रह्मा का दर्शन पाते हैं।। 


| ४१०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


१३ - सिवाय इसके वेदान्त शास्त्र में यह भी लिखा 
है कि तीन शरीर यानी स्थूल सूक्ष्म और कारन और 
इन्ही तीनों शारीरो के अन्तरगत पाँच कोश हैं और जीव 
चैतन्य की बैठक पाचवे कोश अच्नमई में हे, जो कि सब 
से नीचे और बाहर है और वह पाचों कोश यह हैं, 

अन्नमई कोशा यानी स्थूल शरीर, प्राणमई कोश, मनोमई 
कोश और ज्ञान मई कोशा, यह तीनो कोश सूक्ष्म शरीर 
मै दाखिल हैं और आनदमई कोश कारन शरीर कहलाता 
है और चौथा जीव साक्षी यानी लुरिया पद है। कारन 
शरीर अभिमानी जीव को प्राग और सूक्ष्म को तेजस 
और स्थूल को विश्व कहते हैं। 


१४ - अब ख्याल करो कि पाँचो कोश यानी तीनों 
शरीरो के अन्दर मनुष्य का निज रूप यानी आत्मा 


पोशीदा' है और जब तक इन कोशो या शारीरो यानी 
गिलाफो को अभ्यास करके नहीं छेदेगा, तब तक अपने 
स्वरूप यानी आत्मा का दर्शन नही पावेगा। यह सब 
गिलाफ पिंड में हैं, जो कि मलीन माया का देश है और 
जिसकी हद छः चक्र में है। इसी तरह ब्रह्माड मे जहां 
कि शुद्ध माया है, ब्रह्म के भी चार स्वरूप हैं - एक 
बैराट यानी माया सबल ब्रह्मा जो माया से मिल कर 
रचना कर रहा है, दूसरा हिरण्यगर्भ जो माया सबल को 
मदद दे रहा है और जहाँ से सूक्ष्म मसाला रचना का 
प्रकट हुआ और तीसरा अव्याकृत जहाँ से बीज रूप 
माया ज़ाहिर हुई और चोथा शुद्ध ब्रह्म है। जब इन सब 
गिलाफो को अभ्यास की मदद से तोड़ कर पार जावे, 
तब शुद्ध ब्रह्म से मेला होवे और वहाँ जो बचन सच्चे 


| १९]... पला भागा [३११ | भाग 
ज्ञानी और जोगेश्वरों ने एकताई के कहे हैं, सब सही 
और दुरुस्त मालूम पड़ेंगे और जो कोई बिना अभ्यास 
किये हुए नीचे के देश में, चाहे शुद्ध माया होवे चाहे 
मलीन, उन बचनो को सुन कर और पढ़ कर अपने लई 
शुद्ध ब्रह्म स्वरूप मानता है, यह बड़ी गलती है और 
देखने में आता है कि ऐसे कहने वालों की हालत 
बिल्कुल नहीं बदलती यानी उनके स्वभाव और आदत 
मुवाफिक संसारी जीवों के हैं और मन और इन्द्रिय उन 
पर सवार रहते है और मेलों और तमाशों और शहरों 
और कसबों में उनको नचाते रहते हैं। क्या ब्रह्म या 
आत्म आनन्द में इस कदर गति भी नहीं कि जो एक 
स्थान पर ठहर कर अपने अन्तर में रस लेकर शान्ति 
हासिल करे? 


१५ - यह भी गौर करने के लायक है कि जो 
चैतन्य सर्व-व्यापक है, वह सब जगह माया के खोलों 
में, चाहे वे भारी हैं या हल्के, ढका हुआ है और इस देश 
में जो मलीन माया का स्थान है, वह व्यापक चैतन्य 
बहुत भारी खोलों में छिप रहा है और इस सबब से 
उसकी ताकत भी गुप्त है। अब जब तक कि विशेष 
चैतन्य की जिस पर कि खोल हलके है, मदद न पहुँचे, 
तब तक यह व्यापक चैतन्य कुछ कार्रवाई नही कर 
सकता है, अचेत पड़ा हुआ है। इसका नमूना इसी 
लोक मे जाहिर है यानी जो व्यापक चेलन्य इस लोक 
में मोजूद है, वह आप कुछ काम नही कर सकता, जब 
तक कि विशेष सूरज के चैतन्य की धार किरनियो के 
वसीले से इस अचेत चैलन्य को ताकत देकर न 
जगावे । इसी तरह ऊपर के और नीचे के लोकों का 


4 


| ४४९]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी [ बचन 


हाल समझ लो। महा-विशेष चैतन्य वह है जो बिल्कुल 
बे-परदा और बे-खोल है, जिसको निरमल और निरमाया 
चैतन्य कहना चाहिये। ऐसे देश में पहुँच कर, जीव 
चैतन्य जिसको सत सुरत कहते हैं, गिलाफों यानी 
देहियों के बधन से छूट कर अपने अमर और पूरन 
आनद स्वरूप को प्राप्त होगा और जनम मरन और 
काल कलेश और देहियों के साथ के दुख सुख के फदे 
सब कट जावेंगे और बिल्कुल दूर हो जावेंगे।। 

१६ - संत उस रास्ते और एक से एक विशेष 
चैतन्य के मडलों का और फिर महा विशेष चैतन्य के 
धुर मंडल तक का भेद बताते हैं और फरमाते हैं कि 
जिस डोरी या धार पर कि सुरत चैतन्य उतरी है 
(क्योंकि कुल्ल रचना धारो की है, चाहे वे घारें सूक्ष्म से 
सूक्ष्म है या स्थूल और चाहे वे नजर आवे या नही) उसी 
डोरी या धार को पकड़ कर अपने निज देश मे उलट 
कर जा सकती है। और मालूम होवे कि महा विशेष 
चैलन्य के मडल के नीचे जिस कदर रचना कि निरमाया 
और शुद्ध माया और मलीन माया के देश में हुई, वह 
उस धार ने करी जो महा विशेष चैतन्य के मडल के 
नीचे की तरफ से निकली और फिर किसी कदर 
फासले पर ठहरती और मडल बाँध कर रचना करती 
हुई चली आई है। फिर वही धार जिसको सुरत कहते 
हैं और पिंड मे उतर कर जाग्रत अवस्था में जिसका 
नेत्रों में बासा है, संतों की दया से उनकी जुगल यानी 
सुरत शाब्द योग की कमाई करके, अपने निज देश में 
पिंड ओर ब्रह्मांड के परे उलट कर जा सकती है और 
वहाँ पहुँच कर जनम मरन और दु:ख सुख से सच्ची 


` 


| १९]... पला भागा [४१३ | भाग 


रिहाई हासिल कर सकती है। इसी का नाम सच्चा 
उद्धार है। और जब तक कि कोई भेद लेकर और 
अभ्यास करके घर की तरफ नहीं उलटेगा, तब तक 
खाली बाते बनाने से उसका उद्धार होना किसी सूरत 
में मुमकिन नहीं है। इसी सबब से बाचक ज्ञानी और 
सूफी खाली रह गये और पार-ब्रह्म पद तक कि जो 
ब्रह्मांड में है, न पहुँचे। और सतों का देश तो एक दर्जे 
उसके ऊपर रहा, जिसका भेद और पता योगी और 
योगेश्वर ज्ञानियों को नहीं मिला, उसका हाल सिर्फ 
सतो ने प्रकट किया और जो कोई उनकी सरन लेकर 
चलना चाहे, वह उनकी दया से उनकी जुगती की 
कमाई करके पहुँच सकता है।। 


ग न ने नः नः न न सेंड सेंड 


ग ने नः नः न नः न 


ग ने ने ने नः 


* ग सेंड 


राधास्वामी मत की 
पुस्तकों का सूचीपत्र 
पद्य (हिन्दी) 
सार बचन छंद बंद, पहला भाग 
सार बचन छद बंद, दूसरा भाग 
प्रेमबानी, पहला भाग 
प्रेमबानी, दूसरा भाग 
प्रेमबानी, तीसरा भाग 
प्रेमबानी, चौथा भाग 
सत सग्रह, पहला भाग 
सत संग्रह, दूसरा भाग 
प्रेम प्रकाश 
बिनती प्रार्थना 
नियमावली 
गद्य ( हिन्दी ) 
सार बचन बार्तिक 
आखरी बचन स्वामीजी महाराज 
प्रेमपत्र, पहला भाग 
प्रेमपत्र, दूसरा भाग 
प्रेमपत्र, तीसरा भाग 
प्रेमपत्र, चौथा भाग 
प्रेमपत्र, पाँचवाँ भाग 
प्रेमपत्र, छठा भाग 


२० ) 
२१ ) 


Ns 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


जुगत प्रकाश 

सार उपदेश 

प्रेम उपदेश 

राधास्वामी मत सदेश 

राधास्वामी मत उपदेश 

निज उपदेश 

प्रश्नोत्तर सन्त मत 

छॉँटे हुये बचन महात्माओं के 

गुरु उपदेश 

बचन महाराज साहब 

बचन बाबूजी महाराज, पहला भाग 
बचन बाबूजी महाराज, दूसरा भाग 
बचन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग 
बचन बाबूजी महाराज, चौथा भाग 
जीवन चरित्र, स्वामीजी महाराज 
जीवन चरित्र, हुजूर महाराज 
जीवन चरित्र, बाबूजी महाराज 
शब्द कोश सत मत बानी 
लोक-परलोक हितकारी 

मौलाना रूम के दृष्टान्त और 
औलियाओ की कथाएँ 

समाध पुस्तिका 


Books In English 
राधास्वामी मत प्रकाश 


Radhasoami Mat Prakash 


डिस्कोर्सेज ऑन राधास्वामी फेथ 
Discourse On Radhasoami Faith 


फेलप्स साहब के नोट्स 
Phelps Notes 


ए सोलेस टू सतसगीज़ 
A Solace to Satsangis 


राधास्वामी सहाय 


प्रेमपत्र राधास्वामी 


भाग २ 


E Edition Ver  हि। 


राधास्वामी दयाल की दया 
राधास्वामी सहाय 


राधास्वामी गाय कर जनम सुफल कर ले 
यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले 


प्रेम पत्र राधास्वामी 


दूसरा भाग 
जिसको 


परम सन्त सतगुरु हुजूर महाराज ने 
ज़बान मुबारक से फरमाया 


नवी बार) सन्‌ 208 (000 प्रतियाँ 


प्रकाशक 
राधास्वामी ट्रस्ट, 
स्वामीबाग, आगरा 282005 


र 
9-6 
/क 

ऊ 


All rights reserved 
कोई साहब बिना इजाजत इस पोथी को नही छाप सकते 


चौथी बार सन्‌ 968 000 प्रतियाँ 
पाचवी बार सन्‌ 979 000 प्रतियाँ 
छटी बार सन्‌ 986 000 प्रतियाँ 
सातवीं बार सन्‌ 992 3000 प्रतियाँ 
आठवी बार सन्‌ 2004 3000 प्रतियाँ 


सन्‌ 208 (000 प्रतियाँ 


(द्वि-शताब्दी संस्करण) 


50 रुपये 


सगणक लेखक : 
कोमल डेस्क टॉप प्रिंटिंग, 
रामकृष्ण नगर, तुमसर 4492 


मुद्रक : 
इमेजिनेशन डिजाइस, 509/8 एटलान्टिस हाईट्स 
साराभाई मेन रोड, वडीवाडी, वडोदरा 39007 
फोन 0265-2337808 मो 9898707808 


राधास्वामी मौज से प्रेमपत्र जारी।। 
दृढ़ विशवास होय चरन मे और प्रीत गाढ़ी।। 
सुमिरन ध्यान और भजन में नित नया आनद पाय।। 


सतसगी सब उमंग २ राधास्वामी महिमा गाय।। 


Ee पत्र दूसरा भाग जो कि पहली मई सन्‌ १८९४ ईसवी 


से ३० अप्रेल सन्‌ १८९५ तक समाप्त हुआ 


उसके बचनो का 


सूचीपत्र 


सुरखी यानी खुलासा मजमून बचन 
क मत वालों का बरताव अपने मन और इन्द्रियों के साथ 
१ 
राधास्वामी मत वालों का बरताव साथ अपने कुटुम्ब परिवार और 
बिरादरी के आ 78) 
राधास्वामी मत में जो हुक्म दिये हैं, उनके मानने के वास्ते जुगत 
भी बताई है। और मतों में यह बात बहुत कम पाई जाती है। 
द क 
होशियार करना राधास्वामी मत के अभ्यासियों को वास्ते सम्हाल 


अपने मन और इन्द्रियों के, और दुरुस्ती से करने अभ्यास के, 
अपने अन्तर में --- १९ 


राधास्वामी मत में जो गुरु भक्ति जारी है, उस पर तान मारने 
वालों को जवाब, और वर्णन इस बात का कि सच्चे परमार्थ और 
सच्चे उद्धार की प्राप्ति के लिये अपने समय के भेदी और अभ्यासी 
मनुष्य स्वरूप गुरु से मिलना और उनके साथ दीनता और भाव 
और प्यार करना बहुत जरूर है। -- = ३५ 


अर्थ शब्द नम्बर २३, बचन ४१, पोथी सार बचन छद बद 
30७9 


राधास्वामी मत करनी का है, सिर्फ विद्या और बुद्धि के समझ और 
विचार का नहीं है ५० 


संग का बयान ---- ५९ 
अर्थ शब्द नम्बर ३, बचन ४१, पोथी सार बचन छद बद 


६४ 


| २] प्रेम पत्रराधास्वामी दूसा भा | ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग 


बचन सुरखी यानी खुलासा मजमून बचन 


८ सब जीवों को जो कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल के बाल बच्चे 
है, अपने निज घर और सच्चे माता पिता की सुध लेकर चलने 
और उनके चरनों में पहुँचने का जतन करना चाहिये। 

इ ०. हु 
परमार्थी को सतसंग में और सतगुरु के सन्मुख परमार्थ की रीति 
और कायदों के मुवाफिक बर्ताव करना चाहिये -- -- ७३ 
संतों के बचन हरचद अधिकारी प्रति हैं, पर कुल्ल जीवों को 
अपनी २ ताकत के मुवाफिक्‌ उनका मानना और उनके मुवाफिक 
अपनी रहनी और बरतावा दुरुस्त करना जरुर चाहिये ।। 

दरी = (9 ९ 
राधास्वामी मत केवल दया का मत है और इस मत में जीव का 
उद्धार सहज होता है ~~ ८४ 
चेत कर सतसंग और अभ्यास करके परमार्थी चिन्ता और खटक 
हिरदे में पैदा करना कि जिससे पूरा काम बन जावे - ९४ 
मजबूत करना, प्रतीत और प्रीति का राधास्वामी दयाल के चरन 
केवल में कक ह 
वर्णन प्रीति और प्रतीत का गुरु चरनन में -- - ११४ 
राधास्वामी मत सदेश नं हरे ह. 


राधास्वामी दयाल के चरनों में जैसी तैसी प्रीति करना चाहिये, तब 
सहज २ सच्चा उद्धार होता जावेगा और एक दिन काम पूरा बन 
जावेगा ह 3 0 


हर शख्स को अपने जीव चैतन्य के भडार का खोज और पता 
लगा कर वहाँ पहुँचने का जतन करना चाहिये कि जिस से परम 
आनन्द को प्राप्त होवे और जनम मरन और देह के दुख सुख से 
बचाव हो जावे। -- -- २०७ 


अर्थ शब्द नम्बर २, बचन ४१, पोथी सार बचन, छन्द बन्द 
ह क कै डे 


| सूचीपत्र [३ 
सुरखी यानी खुलासा मजमून बचन 


१८ मालिक का ससार में नर रूप धर कर औतार लेना जीवों के सच्चे 
उद्धार और कल्यान के वास्ते निहायत दरजे की दया और मेहर 
का निशान है -- -- २१८ 


इतसे मोड़ और उतको जोड़ यानी ससार और माया के पदार्थो से 
चित्त को हटा कर राधास्वामी दयाल के चरनों में यानी स्वरूप और 
शब्द की धार में जोड़ना चाहिये -- -- २२८ 


मन और सुरत का मुख अतर में ऊपर की तरफ मोड़ने और 
आहिस्ता २ चढ़ाने में हमेशा सुख और आनन्द ज्यादा से ज़्यादा 
मिलेगा और दुख और तकलीफ और चिन्ता दूर और कम होते 
जावेंगे। इस वास्ते यह अभ्यास कुल्ल जीवों को चाहे औरत होवे 
या मर्द, वास्ते अपने असली फायदे के, करना लाज़िम और 
मुनासिब है। -- २३५ 

वर्णन रोशन और अँधेरी किरनियों का जो कि पिंड और ब्रह्माण्ड 
की रचना में चैतन्य और जड़ की प्रकट अस हैं और उपदेश वास्ते 
पहुँचने निर्मल चैतन्य यानी हमेशा के नूरानी देश में, जहाँ अंधेरा 
यानी काल और माया बिलकुल नहीं है। “ ~ २४४ 


अर्थ शब्द नम्बर १२, बचन ४१, पोथी सार बचन, छन्द बन्द 
-- - २४९ 


२ चैतन्य को विशेष चैतन्य और महा चैतन्य से मेल करना चाहिये, 
न कि सामान्य चैतन्य और जड़ से -- -- २५१ 


ध्यान में आसानी अभ्यास की और भजन में किसी कदर कठिनता 
का वर्णन -- -- २६० 


वर्णन निर्मल और कपट या लपेट की भक्ति का -- -- २७१ 


सच्चे परमार्थ की कमाई के वास्ते सच्ची और निर्मल चाह और 
प्यार और खौफ जरूर है और जो यह बातें न होंगी तो जो कछ 
कार्रवाई परमार्थ की की जावेगी, वह कर्म में दाखिल होगी, प्रेम 
और भक्ति की तरक्की नहीं होगी २७६ 


२६ 


२७ 


| ५] प्रेमपत्रराधास्वामी दूसरा भ | पत्र राधास्वामी दूसरा भाग 


सुरखी यानी खुलासा मजमून बचन 


सतसंग अतर और बाहर सम्हाल कर करना चाहिये, तब फल 
और फायदा उसका प्रकट होगा -- -- २८५ 


जीवों को वास्ते बचाव तकलीफ और दुक्खों से और प्राप्ति सच्चे 
और अमर सुख और आनन्द के, अपने घट में सतों की जुगत के 
मुवाफिक स्वरूप का ध्यान और शब्द के सुनने का थोड़ा बहुत 
अभ्यास जरूर करना चाहिये - -- २९४ 


साध के सग की महिमा और उसका फायदा, जो सच्ची दीनता 
और प्रेम के साथ सग किया जावे -- - २९९ 


वर्णन महिमा सुरत शब्द मार्ग और सत सतगुरु और कुल्ल 
मालिक राधास्वामी दयाल की मेहर और दया का कि जिससे 
सहज में जीवों का सच्चा उद्धार होता है -- -- ३०९ 


.कुदरती सबूत इस बात का कि सिर्फ राधास्वामी मत में असल 
भेद सच्चे मालिक और उसकी .कुदरत का और सच्चा और पूरा 
तरीका जीव यानी सुरत के सच्चे और पूरे उद्धार का वर्णन किया 
है और जिसके समझने और अभ्यास करने के वास्ते कुछ खास 
जरूरत विद्या के पढ़ने की नहीं है यानी राधास्वामी मत के भेद 
और जुगत को मर्द और औरत, पढ़े लिखे और अनपढ़, सब 
आसानी से समझ सकते हैं और उसका अभ्यास मेहर और दया 
से बे-खतरे और निर्विघ्न कर सकते हैं। -- -- ३१९ 


वर्णन इस बात का कि सत मत के मुवाफिक राधास्वामी पद कुल्ल 
का अखीर और सिद्धान्त है और यही अपार और अनत है। इसके 
परे और कोई पद नही है और न हो सकता है। -- -- ३३१ 


२ शब्द द्वारे सुरत अपने निज घर में (जो कि राधास्वामी धाम है) 


पहुँच सक्ती है। और द्वारों से धुर मंजिल तक नहीं पहुँचेगी। कहीं 
न कही रास्ते में अटक रहेगी और कारज पूरा नहीं बनेगा। 

-- २३६ 
मन और सुरत नो द्वारो से झॉक कर इस लोक के भोगों में फेस 
गये हैं, सो दसवें द्वार की तरफ झॉकने और चलने से उन 
बधनों से छुटकारा होगा और सत सतगुरु की दया से एक दिन 


| सूचीपत्र [६] 


सुरखी यानी खुलासा मजमून बचन 
निज घर में पहुँच कर परम आनद को प्राप्त होंगे। -- -- ३५४ 
अर्थ शब्द नम्बर १६, बचन ३५, पोथी सारबचन राधास्वामी छद 
बद -- ¬= ३६५ 


अर्थ शब्द नबर १६, बचन ४१, पोथी सार बचन राधास्वामी छद 
बद -- -- ३६९ 


कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल की महिमा और भेद सुन कर 
(हर एक जीव को जो उनके बाल बच्चे हैं) शौक मिलने का, 
बिछुड़े हुए बालक के मुवाफिक पैदा करके और सतगुरु से चलने 
की जुगत दरियाफ्त करके दिन २ विरह और प्रेम अग के साथ 
रास्ता तै करना चाहिये। है ह किए 


३५ बचन मुतफरिक पिछले महात्माओं के -- -- ३७८ 


राधारवामी दयाल की दया 


राधास्वामी सहाय 


प्रेस पत्र राधास्वासी 


दूसरा भाग 
बचन १ 


राधास्वामी मत वालो का बरताव अपने 
मन और इन्द्रियो के साथ 


१ - जो कोई सच्चा होकर परमार्थ में लगे, और 
राधास्वामी मत में शामिल होकर उसके मुवाफिक 
अभ्यास शुरू करे, तो उसको चाहिये कि अपने मन 
और इन्द्रियों की चौकीदारी करने की आदत डाले, 
यानी इनकी चाल ढाल की निरख परख करता रहे कि 
फिज़ूल कामों और फिज़ूल ख्यालो और फिज़ूल चीजों 
मे किस कदर मन और इन्द्रियाँ बहती रहती है, और 
उन कामो और रख्यालो और चीजों से इनको, जब २ 
उस तरफ को जावें, रोकता रहे।। 

२ - यह काम एक दिन या जल्दी का नही है। 
जन्मान जन्म और जुगान जुग और सालहा साल से 


| २ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


यह मन इन्द्रियो के वसीले से मुनासिब और ना-मुनासिब 
और जरूरी और फिज़ूल ख्यालो और कामो और 
पदार्थो मे भटकता रहता है, और कही भी इसको पूरी 
शान्ति या ठहराऊ आनद कि जिसके पीछे फिर तृष्णा 
या इच्छा उससे बढ़ कर दूसरे भोग की पैदा न होवे, 
नही मिलता है। इस सबब से यह मन हमेशा दुखी और 
भोगों की चाह की चिता में सदा मलीन और उदास 
रहता है, और जब देखो किसी न किसी मललब के 
वास्ते जलन यानी मेहनत और मशक्कत करता रहता 
है। | 
३ - असल बाल यह है कि असली स्थान सुरत 
यानी रूह का राधास्वामी के चरनों से लगा कर 
सत्तलोक तक है, और असली स्थान मन का त्रिकुटी में 
है, ओर जो कि वहाँ का थोड़ा बहुत सुख और आनन्द 
यह मन भोगे हुए है, और उसी स्थान के मसाले का 
इसका खमीर है, इस सबब से यह मन जब तक कि 
उलट कर त्रिकुटी में न जावेगा, तब तक नीचे के 
स्थानो में भूल और भरम करके हर एक काम और 
ख्याल और पदार्थ में उस असली स्थान के आनद को 
दूँढ़ता है, और जेसे २ अपने २ सगियों से जिस २ बाल 
या पदार्थ की महिमा और उसकी प्राप्ति में आनद और 
मान बड़ाई वगेरा का हाल सुनता है, उसी मुवाफिक 
उस पदार्थ के हासिल करने के लिये मेहनत और जतन 
करता है, और जब वह पूरा आनद नहीं मिलता, लब 
उसी पदार्थ और उसी काम से चित्त इसका किसी 
कदर हट जाता है, यानी फिर उसकी तरफ इसकी 
वैसी तवज्जह नही रहती है, और दूसरे पदार्थो या 
कामों या ख्यालों की तरफ जिनकी ज़्यादा तारीफ सुनी. 


| १ ] दूसराभाग [३ | भाग 


है, लग जाता है, और ऐसे ही कभी किसी और कभी 
किसी चीज मे इसका शौक लगता रहता है, और कभी 
खाली नहीं रहता है, यानी अपनी चचलता नहीं छोड़ता 
है।। 

४ - सच्चे परमार्थी को मुनासिब है कि अपने मन 
ओर इन्द्रियों की चाल की जॉच करता रहे, और जब 
वह ना-मुनासिब और गैर-जरूरी और फिजूल ख्यालों 
या कामों में तवज्जह करे, उसी वक्‍त या जिस कदर 
जल्दी होश और समझ आवे, उनको रोक कर या तो 
चरनो की तरफ अपने अतर में लगावे, या सुमिरन और 
ध्यान करे, या पोथी का पाठ करे, और नही तो जो 
जरूरी और मुनासिब कार या ख्याल दुनियावी होवे, 
उसमे लगावे। खुलासा यह कि मन और इन्द्रियों को 
बाहर की तरफ या अपने अन्तर में नीचे की तरफ 
बे-फायदा बहने से जहाँ तक मुमकिन होवे, रोकता रहे, 
और जब कभी इसका बल पेश न जावे, तब चरनो में 
प्रार्थना करे, और अपनी ना-लायकी पर अफसोस 
करके आइंदा को हिम्मत बाधि कि फिर ख्याल या तरंग 
के उठते ही रोक लगाऊँगा, और जब ऐसा मोका होवे, 
उस वक्त फौरन नाम के सुमिरन या स्वरूप के ध्यान 
या शब्द के श्रवण में लग जावे, तो वह तरंग जो बहुत 
जबर न होगी, हट जावेगी, और जो पूरी पूरी न हटा 
सके, तो भी इस रवेचा-तानी में उसका जोर बहुत कम 
हो जावेगा, यानी यह उसको ऊपर की तरफ खींचेगा, 
और वह तरंग नीचे या बाहर की तरफ । जो इसकी 
ताकत जबर होगी तो वह तरंग दूर हो जावेगी,और मन 
अंतर में चरनो में लग जावेगा, और जो तरंग जबर 

हुई, तो भी उसका जोर बहुत घट जावेगा, और धार 


| ४ |] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


उसकी बाहर या नीचे की तरफ बहुत कमज़ोर होकर 
जारी होगी । इसी तोर से लड़ाई करते २ अभ्यासी की 
ताकत बढ़ती जावेगी, और फिर वह हर किस्म की 
तरग को उसके उठते ही राधास्वामी दयाल की दया से 
जीत सकेगा | | 

५ - मालूम होवे कि मन और उसकी तरंग का 
ऐसा हाल है कि जब ख्याल करके अंतर में पहिले 
हिलोर होकर कोई तरंग काम क्रोध लोभ मोह या 
अहंकार या दस इन्द्रिय के भोग की प्रकट हुई, और 
इस शख्स ने उसको मदद देकर बढ़ाना शुरू किया, 
और उसकी धार बढ़ कर उस इन्द्रिय के द्वारे तक आ 
गई, कि जिस इन्द्रिय के विषय का भोग लेना मज़ूर है, 
तो इस वक्‍त जो कोई अभ्यासी उस तरंग की धार को 
रोकना या उलटना चाहे, तो उसका उलटाना बहुत 
मुश्किल मालूम होवेगा। जो किसी तरह से उस वक्त 
वह भोग नहीं भोगा जा सकता है, तो यह तरंग की 
धार दूसरा रूप धरके बाहर निकलेगी, यानी अक्सर तो 
वह क्रोध रूप धर कर प्रकट होवेगी और अभ्यासी 
इसके रोकने में अपने आप को बे-इखि्तियार और 
बे-ताकत देखेगा। एक तरकीब से अलबत्ता यह तरग 
की धार उलट सकती है, और वह सच्चा खौफ और 
सच्चा रंज और सच्ची शरम और हया है, यानी जब 
तेज खोफ गालिब होवे, या अपनी बे-इज्जती का ख्याल 
दिल में पैदा हो जावे, या कोई सख्त मुसीबत या रज 
का खटका मन में आजावे, तो उस वक्त कैसी ही 
जबर तरंग किसी किस्म की क्यो न होवे, फौरन इन्द्रिय 
द्वार से लोट कर मन की मन में समा जावेगी ।। 


| १ ] दूसराभाग [५ | भाग 


६ - इसी वास्ते सच्चे परमार्थियों ने खोफ और रज 
और फिक्र को वास्ते इलाज अपने मन की बीमारी के 
मुकद्दम रक्खा है। बल्कि बाज़ों ने अपने मालिक से 
आप यह बात माँगी है कि किसी किस्म की बीमारी 
यानी रोग और किसी किस्म की चिता उनको जरूर 
बरिशश होवे, कि उसके सबब से उनका मन किसी 
कदर दुबला और कमजोर रहा आवे और भोगों में बहुत 
चचलता न करे। संतों ने डर की महिमा इस तौर पर 
करी हे : - 

दोहा 
डर करनी डर परम गुर, डर पारस डर सार। 
डरत रहे सो ऊबरे, गाफिल खाई मार।। 

७ - और रोग और सोग और चिन्ता की निसबल 
ऐसा कहा है। | 

रोगी सद जीवित रहे, बिन रोगहि मर मर जाय। 
सोगी नित हरखत रहे, बिन सोग चौरासी जाय। 
चिन्ता में जो नित रहे सो मिले अचिन्ते आय। 

८ - खुलासा यह है कि जो अपने मन को परमार्थ 
की चिता में रक्खेगा और सच्चे मालिक और सतगुरु 
की अप्रसन्नता का खौफ दिलाता रहेगा, और अपने 
प्रीतम के बिछुड़ने यानी जुदाई का सोग और रज 
उसके मन में जब तब पैदा होता रहेगा और दुनिया 
और अपने मन की बीमारी का हाल देखकर सुस्त और 
उदास होता रहेगा, वही शख्स जल्दी मन और इन्द्रियों 
को काबू में लावेगा और परमार्थ का असली फायदा 
उठावेगा। 


९ - और चंचल मन हमेशा धक्के खाता रहेगा, 
क्योकि उसको दरबार मे दखल नहीं मिल सकता, और 


| ६ |] प्रेमत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
रास्ते ही में से काल और माया उसको उसकी चाह के 
सुवाफिक अनेक तरह की लरंगें उठवा कर गिरा देंगे, 
यानी नीचे की तरफ को वापिस कर देंगे और उसकी 
चढ़ाई नहीं होने देवेगे। 


१० - अब विचारना चाहिये कि सच्चे परमार्थी को 
किस कदर जरूरत अपने मन और इन्द्रियों के सम्हाल 
की है। इसी का नाम निरख और परख है। निरख से 
यह मतलब है कि अपने मन और इन्द्रियो की चाल पर 
नजर रक्खे, और परख यह कि जब वे गेर-वाजिब या 
ना-मुनासिब या गैर-जरूरी ओर फिज़ूल कामो या ख्यालो 
या चीज़ों या बातों में लगें, तो उसी वक्‍त उनको उस 
तरफ से हटा कर मुनासिब और फायदेमंद काम और 
ख्याल में लगावे। बहुत से इल्मवाले लोग भी अपना 
बरताव और व्यवहार बहुत सम्हाल के साथ रखते हैं 
और अपना वक्त फिज़ूल कामो या बातो में खर्च नही 
करते । फिर परमार्थी पर तो उनसे भी ज्यादा फर्ज है 
कि अपने वक्त की सम्हाल रक्खे कि बे-फायदा खर्च न 
होवे और अपने मन और इद्रियो की भी रोक रक्खे कि 
ना-मुनासिब और फिज़ूल कामो और बातो की तरंगे न 
उठावे । तब कोई दिन के इस किस्म के अभ्यास से, 
वह अपने मन और इस्त्रियो की सच्ची और पूरी 
-चौकीदारी और सम्हाल कर सकेगा और फिर परमार्थ 
का गहरा फायदा हासिल करता जावेगा ।। 


| ? ] दूसराभाा [७ | भाग 
बचन २ 


राधास्वामी मत वालो का बरताव साथ 
अपने कुटुम्ब परिवार और बिरादरी के 


१ - राधास्वामी मत के अभ्यासियों को हुक्म है कि 
अपने घर में रह कर और पेशा या रोज़गार ब-दस्तूर 
जारी रख कर, जो जुगल कि उनको बताई जावे, 
उसका अभ्यास दो बार, तीन बार या चार बार हर रोज़ 
एक एक घटे या कुछ कम, करते रहेँ, और दुनिया की 
फिजूल और बे-फायदा चाहे उठानी मौकूफ करें, और 
जिस वक्त अभ्यास करें, उस वक्‍त तो जरूर इस 
कदर होशियारी रक्खे कि दुनिया के ख्याल उनके मन 
में जहाँ तक मुमकिन होवे, न आवें, और जो बगैर 
इरादे के ऐसे ख्याल उठें, तो उनको जिस कदर जल्दी 
मुमकिन होवे, हटा देवे। 

२ - सतसंगी को चाहिये कि अपने कुटुम्ब परिवार 
के सग प्रीति भाव के साथ बरताव करे और जिसका 
जो हक होवे, जहाँ तक मुमकिन होवे, उसको अदा 
करे। जो कुटुम्बी इसके साथ सच्चे परमार्थ में शामिल 
हो जावें तो बहुत अच्छा, नहीं तो, एक दो या तीन 
मरलबा इसको चाहिये कि उनको राधास्वामी मत की 
बड़ाई और उसके अभ्यास का फायदा खोल कर 
समझावे। जो यह बात उनकी समझ में आजावे और वे 
अपनी राजी से जिस कदर शामिल होवें, उनको अपने 
साथ परमार्थ में लगा लेवे और जो वे टेकी या करमी 
और भरमी होवें और संतों के बचन को न मानें और 
भेख और पडितो की चाल के मुवाफिक अपना बरताव 


| ८ |] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


जारी रक्रवे, तो राधास्वामी मत के अभ्यासी को चाहिये 
कि उनके साथ जिद और अदावत न करे, उनको 
उनके हाल पर छोड़ देवे और दुनिया का व्यवहार 
उनके साथ ब-दस्लूर बर्तता रहे। 


३ - जो इसके कुटुम्बी बे-फायदा झगड़ा और 
लडाई इसके साथ इस निमित्त करें कि यह राधास्वामी 
मल को छोड़ कर उन्हीं का सग देता रहे, तो (जो 
इसकी समझ में राधास्वामी मत की बडाई अच्छी तरह 
आगई है) उनसे साफ कह देवे कि वह उनका संग नहीं 
दे सकता है, चाहे वे उससे प्रीति भाव और दुनिया के 
व्यवहार का बरतावा रक्खवें या नहीं, लेकिन उनके दीन 
और दुनिया के मुआमले में किसी तरह से दखल न 
देवे, जिस तरह का परमार्थ और व्यवहार उनको भावे, 
वे ब-दस्तूर करते रहें - धन की मदद जिस कदर हो 
सके उनकी करता रहे - और एहतियात रक्खे कि 
इसकी बे-परवाही के सबब से उनको किसी तरह की 
तकलीफ न होवे। 

४ - जो इसकी स्त्री और पुत्र परमार्थ में इसके 
संगी हो जावें और माता पिता और आता और बहन भी 
सग देवे, तो इन सब की ज्यादा खातिरदारी और प्यार 
भाव करे, क्योकि यह सब धुर मंजिल तक का सग 
देकर आखिर को सब मिल के एक ही स्थान यानी 
सत्तलोक और राधास्वामी धाम में बासा पावेगे, और 
जब तक दुनिया में उनका सग है, तब तक एक दूसरे 
को दोनों काम में यानी स्वार्थ और परमार्थ मे मदद 
देवेगा। धन्य भाग हैं ऐसे सतसंगी के कि जिसका 
कुल्ल घर परमार्थ मे उसके शामिल है, और जो सब 


| ? ] दूसराभाग [९ | भाग 


शामिल न होवें और थोड़े से ही जैसे स्त्री और पुत्र 
शामिल होवें, तो भी भागवान हे कि उसको घर मे भी 
मदद मिल सकती है और सतसंग में भी मदद तैयार 


हे। 


५ - अपनी बिरादरी से भी राधास्वामी मत के 
सतसंगी को जहाँ तक मुमकिन होवे, ऐसी होशियारी 
और सम्हाल के साथ बरताव करना चाहिये कि जिस में 
कोई झगडा और बखेडा पैदा न होवे और न किसी से 
दुश्मनी या अदावल कायम होवे। हर जगह और हर 
हालत में दीनता यानी नियाज-मदी बड़ा भारी असर 
वाला औजार काम देने के वास्ते सतसगी के पास 
मौजूद रहता है। जहाँ जेसा मौका और मुनासिब देखे, 
वहाँ उसी मुवाफिक कार्रवाई करे, और बे-परवाही और 
धमकी और सख्ती के बचन किसी से या किसी की 
निसबल ज़बान से निकालना मुनासिब नहीं, इसमे 
नाहक तकरार और फिसाद खड़ा होता है और सतसगी 
को फिसाद और झगड़े को हमेशा जहाँ तक मुमकिन 
होवे, बचाना चाहिये ताकि उसके परमार्थ में खलल 
और नुकसान न आवे। 


६ - अपने दोस्तो से भी राधास्वामी मत के सतसगी 
को प्यार भाव के साथ बरताव रखना चाहिये, पर जो 
वे और रिश्तेदार और बिरादरी के लोग जब २ मिलें 
इसके परमार्थ की हँसी या खिल्ली उडावे और तान 
और लज के बचन कहते रहें, तो एक दो या तीन बार 
उनको सहूलियत के साथ जवाब साफ देकर उनकी 
गलती पर उनको खबरदार कर देवे, और राधास्वामी 
मल की महिमा और बडाई उनके रू-ब-रू बयान कर 


| १० |] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


देवे, और जो फिर भी वे अपनी आदत हँसी और 
खिल्ली की न छोड़े और जब २ मिले, तब २ उस 
सतसंगी के साथ छेड़-छाड़ करते रहे, तो मुनासिब है 
कि उनसे कम मिले और अपने वक्त फुरसत को 
सुमिरन ध्यान या भजन या पाठ में लगाना शुरू कर 
देवे। राधास्वामी दयाल की मेहर से वे सब आहिस्ता २ 
आपही उस सतसंगी की तरफ से हट कर अलेहदा 
सोहबत इसख््तियार कर लेंगे और इससे आइन्दा को 
बहुत सरोकार न रक्खेगे। जब ऐसी सूरतै होती जावे 
तो जानो कि राधास्वामी दयाल की दया है कि वे आप 
अपने अभ्यासी सतसगी का पीछा हर एक से छुड़ाते 
जाते हैं और एक दिन इसी तरह सब रिश्ते और 
डोरियो को बिल्कुल ढीला करके सुरत को सहज में 
अपने निज घर में पहुँचा देवेगे। 

७ - सतसंगी को चाहिये कि जो उसके घराने में 
पुरानी रस्में जारी हैं और उसके कुटुम्बी उनको बिरादरी 
के खातिर ब-दस्लूर जारी रखना चाहें तो उनको उन 
रस्मों मे बर्लने देवे और जो वे परमार्थ में इसका सग 
दे रहे हैं, तो इसको भी मुनासिब है कि जाहिरी तौर पर 
उन रस्मों में अपने कुटुम्बियो का सग देवे और अलर 
में यह भी और कुटुम्बी भी राधास्वामी का ध्यान करे, 
इसमें किसी तरह का परमार्थी हर्ज नही होगा। जब 
तक सतसगी गृहरथ में बैठा है, लब तक उसको अपनी 
बिरादरी से थोड़ा बहुत व्यवहार रखना जरूर और 
सुनासिब है और इस वास्ते उनकी खातिर कोई २ 
पुरानी रस्म और चाल भी जारी रखना मुनासिब है और 
जिसमे बिरादरी के शरीक होने या दखल देने की खास 

_ ज़रूरत नहीं है, उस रस्म में कमी बेशी करने का | 


| ३ ] दूसराभाग [ ११ | भाग 


इख्तियार है और जिस रस्म के सबब से कोई खास 
तकलीफ या नुकसान या मुशकिल उठानी पड़े और 
ऐसी रस्म को बदलना मुनासिब मालूम होवे और 
बिरादरी का उसमें खास दखल नहीं है, तो इस्तियार 
है कि उस रस्म को जिस तौर से मुनासिब होवे बदल 
देवे, पर इस कदर एहतियात रक्खे कि कोई काम 
अहंकार और जबरदस्ती (और लोगों के दिल दुखाने 
को) दिखावे के साथ न करे कि इसमें नाहक तकलीफ 
और नुकसान उठाना पड़ेगा। 


बचन 3 


राधास्वामी मत में जो हुक्म दिये हैं, 


उनके मानने के वास्ते जुगत भी बलाई है। 
और मतो मे यह बात बहुत कम पाई जाती 


है। 


१ - मालूम होवे कि हर एक मत में हुक्म दिये गये 
है, कोई मानने के वास्ते और कोई छोड़ने के वास्ते। 
इन इक्मों का पढ़ लेना और ज़बान से कह देना और 
सुना देना बहुत आसान है, पर उनके मुवाफिक बरताव 
करना इस तोर पर कि जो बात करना चाहिये, उसको 
थोड़ा बहुत जरूर करना और जो बात मना है, उसको 
जहाँ तक मुमकिन होवे, न करना, यह काम बहुत 
मुशकिल है, क्योंकि इस बरताव में मन और इन्द्रियों 
पर चोट पड़ती है और उस चोट की बरदाश्त हर 
किसी को नहीं हो सकती है। 


| १२ |] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 

२ - यही सबब है कि कुल्ल मतों में (१) बहुत से 
तो अपने मत से बिल्कुल ना-वाकिफ यानी मूरख हैं 
और (२) जो थोड़ी बहुत समझ बूझ रखते हैं, वह 
बाचक है, यानी जबानी अपने मत के हुक्म और कायदे 
सब सुना सकते है पर उनके मुवाफिक बरताव बिल्कुल 
नहीं है और (३) कोई बिरले यानी बहुत कम ऐसे लोग 
होंगे जो थोड़ी बहुत कोशिश हुक्म और कायदो के 
मुवाफिक अपना बरताव दुरुस्त करने को, कर रहे हैं 
और जाँच कर देखते हैं कि उन की मेहनत और 
कोशिश बहुत कम फायदा देती है, यानी मन और 
इन्द्रियाँ और उनकी तरगें बहुत ज़बर हैं और उनकी 
रोक और अटक बहुत मुशकिल बल्कि ना-मुमकिन 
मालूम होती है। 

३ - इससे जाहिर है कि जितने हुक्म हर एक मत 
के आचार्य ने दिये हैं, वह सब बेकार और बे-फायदा हो 
गाये, क्योकि आम तौर पर उनके मुवाफिक कार्रवाई 
कहीं नज़र नहीं आती है, बल्कि बहुत से मुआमलों में 
साफ उन इुक्मो के बर-खिलाफ यानी उलटा बरताव 
होता है और फिर वे लोग अपनी उलटी कार्रवाई देख 
कर न शारमाते है न पछताते हैं और न खौफ मालिक 
या अपने आचार्य का दिल में लाते हैं। अब किस तरह 
यकीन किया जावे कि इस किस्म के लोग अपने 
आचार्य का हुक्म मानते हैं, या उनसे उम्मीद अपने 
उद्धार की रखते हैं। ऐसे लोगो की कार्रवाई पर पूरा २ 
भरोसा और एतबार न दुनिया के मुआमलों में हो 
सकता है, न दीन के मुआमले में, क्योकि जब उनका 
कोई खास मललब या नफे का मुआमला होगा, उसमे 
फौरन अपनी बुद्धि और चलुराई के साथ सत्य और] 


| ३ ] दूसराभाग [ १३ | भाग 
असत्य और हक और ना-हक और दूसरे का नुकसान 
और हक-लल्फी का ख्याल छोड़ कर जो कुछ कार्रवाई 
होगी, उसको फौरन अपने दुनिया के मतलब के पूरा 
करने के वास्ते उलट पलट कर देंगे। 


४ - कोई २ मत में ऐसा लिखा है कि जो कोई 
इक्मो को न मानेगा, वह जहज्ुम यानी नरकों में सज़ा 
पावेगा और उद्धार उसका नही होगा। पर यह डर 
बहुत कम असर लोगों के दिल पर पैदा करता है 
क्योकि प्रत्यक्ष यानी मौजूदा हाकिम का खौफ सजा 
वगैरा का, यह मन बहुत कम मानता है और अनेक 
तरह की तदबीर और जुगती निकाल कर कानून के 
पजे से अपनी निकासी दूँढ़ लेता है, फिर गायब हाकिम 
यानी मालिक का डर कोन माने ? सिवाय इसके विद्या 
और बुद्धिवान लोगों ने बहुत सी किताबें हर एक मत में 
ऐसी बनाई हैं कि जिससे लोगों के दिल से इस बात 
का यकीन भी जाता रहा कि आया नरक, चौरासी और 
जहन्नुम वगेरा मौजूद हैं। बल्कि ऐसी समझौती उनको 
दी गई है कि यह मुकामात और सजायें वास्ते डराने 
और धमकाने नादान जीवों के उस्ताद लोगों ने अपनी 
मान बड़ाई और धन पैदा करने के मतलब से लजवीज़ 
की हैं और असल में उनका कहीं वजूद नहीं है। 


५ - इस तौर पर आम लोग हर एक मत में थोड़े 
या बहुत निडर होकर बर्तते हैं और वहाँ के हुक्मों के 
मानने या न मानने की कुछ परवाह नही करते ओर जो 
लोग कि अफसर और आम लोगों के अगुवा और 
समझाने बुझाने वाले हैं, वे आपही उन इक्मों पर जेसा 
कि चाहिये, नहीं चलते, फिर औरो की सम्हाल उनसे 
क्या हो सकती है? 


५ 


| १४ |] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


६ - यहाँ तक हाल और मतो का बयान किया 
गया । अब राधास्वामी मत का हाल लिखा जाता है कि 
इस मत में जितने हुक्म हैं, वह बतौर नसीहल-नामे के 
लिखे गये है और यह उपदेश है कि उनका मानना, 
वास्ते अपने फायदे और भले के जीवो को मुनासिब 
और जरूर है। 

७ - और उन इुक्मों के साथ ही उपदेश, वास्ते 
कमाने सुरत शब्द योग के लिखा गया है कि जब तक 
कोई अभ्यास करके अपने मन और सुरत को इन्द्रिय 
घाट से हटा कर, ऊँचे की तरफ अपने घट में नही 
-चढ़ावेगा, तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता है। 


८ - और यह भी संग २ उपदेशा है कि कुल्ल 
मालिक सत्त पुरुष राधास्वामी दयाल की, जो घट २ मे 


मौजूद है, सच्चे मन से सरन लेकर जो कोई अभ्यास 
मे लगेगा, उसी को मेहर और दया प्राप्त होगी और 
वही मेहर और दया आहिस्ता २ एक दिन उसके जीव 
का सच्चा उद्धार कर देगी, यानी उसकी सुरत को 
सत्तलोक और राधास्वामी के चरनों में पहुँचा देगी कि 
जहाँ पहुँच कर वह अमर और अजर आनद पाकर 
हमेशा को मगन और सुखी हो जावेगी और जनम मरन 
और दुख सुख के झगड़ों से हमेशा को उसका बचाव 
हो जावेगा । 

९ - और राधास्वामी मत में यह भी पहिले ही 
समझाया जाता है कि जो कुछ रचना बाहर ब्रह्माण्ड 
वगेरा में मौजूद है, वह सब छोटे नमूने के तौर पर हर 
एक आदमी के पिंड में मौजूद है और जो कि कुल्ल 
मालिक सब जगह मौजूद कहा जाता है, तो हर एक 


| ३ ] दूसराभाग [ १५ | भाग 
जीव के संग उसके पिंड में भी मौजूद है, इस वास्ते 
सच्चे मालिक से मिलने का रास्ता राधास्वामी मत में 
हर एक जीव के घट में बलाया जाता है। 

१० - अब मालूम करो कि कर्म तीन किस्म के हैं। 
एक, सचित कर्म जो कि आइन्दा जनमों मे भोगे 
जायेंगे। दूसरे, प्रारब्ध कर्म जो कि इसी जनम यानी 
देह में भोगने पड़ेगे। और तीसरे, क्रियमान कर्म जो इस 
जनम में बनते हैं और जिनका फल कुछ इसी जनम में 
और कुछ आगे के जनमो में भोगाना पड़ेगा । और जब 
तक कि यह तीनो किस्म के कर्म काटे नही जावेंगे, तब 
तक सच्चा और पूरा उद्धार होना मुमकिन नहीं है। 


११ - अब समझना चाहिये कि राधास्वामी मत की 
खूबी और बड़ाई इस बात मे है कि राधास्वामी दयाल 
और सतो ने ऐसी जुगात दया करके बताई है कि उसके 
कमाने से दिन २ जीव का घाट यानी स्थान बदलता 
जावेगा और इसी कमाई के साथ इसके कर्म सहज मे 
कटते जावेंगे और इसी जन्म में वह संतों की दया से 
निःकर्म होता जावेगा । फिर जो हुक्म कि नसीहत के 
तौर पर लिखे हैं, संतों का जीव उनकी मेहर और दया 
से आप ही अपने मन और इन्द्रियों पर ज़ोर देकर 
मानता जावेगा और रफ्ता २ एक दिन ऐसे मुकाम पर 
पहुँच जावेगा कि जहाँ पर कर्म और भर्म और काल 
और माया का असर इस पर हरगिज़ नही पहुँच सकेगा 
और इस तोर पर एक दिन अपना पूरा उद्धार जीते जी 
आप देख लेगा। 


१२ - अब वह तरकीब कि जिससे सुरत, मन और 
इन्द्रिय और पिंड और ब्रह्माण्ड से न्यारी होकर अपने 


4 


| १६ |] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


निज घर मे पहुँचे ओर तीनो किस्म के कर्म यहाँ के यहाँ 
ही कट जावें, तफसील के साथ आगे बयान की जाती 
है कि जिससे संतों की दया का हाल अच्छी तरह समझ 
मे आवेगा और तब राधास्वामी मत की बडाई का थोड़ा 
बहुत यकीन मन मे आवेगा। 


१३ - जिस वक्त कि जीव राधास्वामी मत में 
शामिल हुआ, उसी वक्‍त से उसको दो किस्म का 
अभ्यास करना पड़ता है, एक वास्ते समेटने मन और 
सुरत बिखरी हुई के, असली बैठक की जगह पिंड में, 
और दूसरा वास्ते उनको चढ़ाने के आकाश में, और 
फिर उसके और पिंड के परे ब्रह्माण्ड में और फिर 
उसके भी परे सल अथवा दयाल देश में, जहाँ सच्चा 
और पूरा और अमर आनद प्राप्त हो सकता है और 
मालूम होवे कि इससे नीचे के देश में ऐसा पूरा और 
अमर आनंद ब-सबब मिलौनी माया के हासिल नहीं हो 
सकता है। 


१४ - पहिले अभ्यास का यह फायदा है कि मन 
और सुरत जो जगह २ पिंड में और बाहर अनेक 
पदार्थों और जीवों में बधे ओर बिखरे हुए हैं, सिमट कर 
मध्य मे आँखो के परे जमा होवे, वही असली बैठक का 
स्थान है। 

१५ - इतने ही अभ्यास मे जो दुरुस्ती से बन आवे, 
इस कदर रस और आनद मिलेगा और कैफियत नजर 
आवेगी कि इस जीव के दिल में सच्चा शौक और प्यार 
अपने सच्चे और कुल मालिक के चरनों में पैदा हो 
जावेगा और अपने घट में सब सामान के भडार होने 
का यकीन दिल मे आवेगा। 


| ३ ] दूसराभाग [ १७ | भाग 


१६ - दूसरे अभ्यास का यह फायदा है कि मन और 
सुरत धुन की डोरी पकड़ के ऊपर को चढ़ेगे और 
अपने सच्चे और प्यारे मालिक की दया और मेहर के 
परचे अंतर में सिवाय मामूली रस और आनद और 
कैफियत वगेरा के, देखने लगेंगे, तब सच्चा प्रेम जागना 
शुरू होगा और सच्चा यकीन मालिक के हाजिर और 
नाजिर और हर वक्त अग संग मौजूद होने का दिल में 
आता जावेगा और जिस कदर यह हालत पैदा होती 
और आइन्दा बढ़ती जावेगी, उसी कदर इस जीव के 
मन में सच्चा खौफ अपने सच्चे मालिक की अप्रसन्नता 
यानी नाराजगी का पैदा होता जावेगा और उसी कदर 
यह जीव ना-पसद और बुरे कामों से आप बचता 
जावेगा और जिन कामों के वास्ते हुक्म है और मालिक 
की प्रसन्नता उसमे हासिल होने की उम्मीद है, उसमे 
यह जीव आप वर्तने लगेगा। 


१७ - खुलासा यह कि जब कोई काम इस जीव से 
नाकिस या ना-पसन्द बनेगा, फौरन उसको मालिक की 
अप्रसन्नता का हाल, अपने अन्तर में, वक्‍त अन्तर 
अभ्यास के, मालूम हो जावेगा, यानी उस रोज़ मामूली 
रस और आनन्द भजन का नहीं मिलेगा और न कुछ 
खास मेहर और दया मालूम पड़ेगी। इस भारी नुकसान 
के खौफ से यह जीव आप कोशिश करेगा कि जिस में 
इस पर दया और मेहर दिन २ ज्यादा होती रहे और 
भजन का रस और आनद मिलता रहे। इस तरकीब के 
साथ जीव सच्चे तौर पर आसानी के साथ तामील 
सच्चे हुक्मो की कर सकता है, और नही तो चाहे जिस 
कदर पढ़ो और समझो और चाहे जिस कदर बातें 
बनाओ, यह मन और इन्द्रियाँ हरगिज किसी के काबू 


| १८ |] प्रेमत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


में नहीं आवेंगे। कहीं २ अगर किसी खास खौफ या 
दुनियावी नुकसान के ख्याल से जो कोई बच रहा या 
उसने दुरुस्ती से बरताव किया, यह आम जीवों के 
वास्ते काफी नमूना नहीं हो सकता है। आम तौर पर 
जो कोई बचेगा, वह राधास्वामी दयाल कुल्ल मालिक 
की दया और अपने वक्‍त के सत सतगुरु की मदद से, 
और उस दया और मदद हासिल करने को राधास्वामी 
मत के मुवाफिक अभ्यास करना ज़रूर दरकार है और 
उसके उसूल और कायदो के मुवाफिक समझ और बूझ 
सम्हालना चाहिये । 


१८ - अब राधास्वामी मत के अभ्यासी के कर्मो के 
कटने का हाल सुनो कि जिस कदर यह जीव अभ्यास 
करके ऊपर को चढ़ता जाता हे, उसी कदर उसके 


कर्मो का दफ्तर साफ होता जाता है। यानी अन्दर मे 
जो चैतन्य आकाश है, उसमें सब सचित कर्मो के नकश 
मौजूद हैं। जेसे सुरत और मन उस आकाश मन्डल से 
गुज़र करते हैं, वे कर्म जिंदा हो कर घड़ियों ओर पलों 
से अपना भोग दे देते है ओर कर्मों का मैदान इस तरह 
साफ होता चला जाता है। दूसरे, प्रारब्ध कर्मो का 
असर ब-सबब नित्त अभ्यास, चढ़ाई मन और सुरत के, 
बहुत कम व्यापता है, यानी जब सुरत आँख के मुकाम 
पर जेसे जाग्रत अवस्था मे बैठती है, उस वक्‍त ससार 
और देह के दुख दर्द और चिता और फिक्र सब व्यापते 
है और जिस कदर कि सुरत की धार अपने अन्तर में 
सुलवज्जह होवे यानी खिच जावे, जेसे सोने के वक्‍त या 
गहरे नशे या गश की हालत में, या जब कि डाक्टर 
लोग शीशी सुंघा कर फोड़ा चीरते हैं या बदन काटते 
हैं, उस वक्‍त देह और ससार का दुख और सुख बहुत. 


| ४ ] दूसराभाग [ १९ | भाग 


कम बल्कि बिल्कुल नहीं व्यापता है, इसी तरह जिस 
कदर अभ्यास करके सुरत का अन्तर में खिचाव और 
चढ़ाव हुआ है, उसी कदर प्रारब्ध कर्मो का वेग यानी 
असर उस अभ्यासी को कम मालूम होवेगा। तीसरे, 
क्रियमान कर्मो का फल इस तोर पर दूर हो जावेगा कि 
राधास्वामी मत का अभ्यासी जिसने सच्ची सरन 
राधास्वामी दयाल की ली है, जो कुछ काम जरूरी 
करेगा, वह उनकी मेहर और दया और मौज के आसरे 
करेगा और फल की इच्छा उनकी मौज और दया के 
आसरे रक्खेगा, जो मौज मुवाफिक हुई तो बहुत अच्छा, 
और जो ना-मुवाफिक हुई तो भी बहुत अच्छा, हर हाल 
मे अपने प्यारे मालिक की मौज और मरजी के मुवाफिक 
अपने मन को चलाना और उसी मे राजी रहना। 

१९ - जब इस तौर पर अभ्यासी ने कर्म किये तो 
उसका बन्धन उन कर्मो और उनके फल मे मुतलक 
नही हुआ। इस तरह रफ़्ता २ सब कर्म कटते जावेंगे 
और जब अभ्यासी मेहर और दया से त्रिकुटी के मुकाम 
तक पहुँचेगा, तब सब झगड़े और बखेड़े काल और 
कर्म और माया और भरम वगेरा के नीचे रह जावेंगे 
और अभ्यासी की सुरत इन सब से न्यारी होकर अपने 
निज घर मे यानी सत्तलोक और राधास्वामी धाम पर 
पहुँच कर परम और अमर आनन्द को प्राप्त होवेगी। 


बचन & 


होशियार करना राधास्वामी मत के 
अभ्यासियो को वास्ते सम्हाल अपने मन और 


| २० |] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 

इस्त्रियो के, और दुरुस्ती से करने अभ्यास 
के, अपने अन्तर में 

१ - जो लोग कि राधास्वामी मत में शामिल हुए हैं, 
उनको चाहिये कि जिस कदर बन सके मन के विकारों 
मे न बरते, और अपना भजन और ध्यान होशियारी के 
साथ करे कि जिसमे मन दुनिया के ख्यालों मे बहता न 
फिरे और थोड़ी देर को जरूर एकाग्र होकर शब्द या 
स्वरूप में लग जावे और थोड़ा बहुत रस और आनन्द 
अन्तर में पावे। 


२ - जो इस कदर होशियारी नहीं की जावेगी कि 
थोड़ा बहुत मन एकाग्र होकर अभ्यास मे लगे, तो 
अन्तर में कुछ भी रस नहीं आवेगा, और न कुल्ल 


मालिक राधास्वामी दयाल की दया का परचा अन्तर में 
मिलेगा, क्योकि राधास्वामी दयाल का बचन है कि जो 
कोई मन के विकारों मे बर्तेगा, वे उसका सग नहीं दे 
सकते, यानी कुछ मदद नही कर सकते। 


३ - मन के विकारों से मतलब यह है कि पाँचों दूत 
- अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह के साथ और दसों 
इन्द्रियों की तरंगों में निडर और निलज्ज होकर और 
जरूरी और फिज़ूल चाहो का फर्क न करके बे-तकल्लुफ 
बरताव करना । अब इन विकारों का थोड़ा सा हाल 
लिखा जाता है। 


१ - अहंकार का वर्णन 


४ - इस अग की जड़ वहीं समझनी चाहिये जहाँ 
से कि अहं शब्द का जहूर हुआ। यह अग सब से ज़बर 
_ है और सबसे पीछे इसका पूरा पूरा अभाव होगा। 


| ४ ] दूसराभाग [ २९ | भाग 


५ - मान और बडाई की चाह हर एक के दिल में 
इसी अंग के सबब से पैदा होती है। 


६ - सन्तों ने कहा है कि हर एक आदमी के मन 
में अनेक तरह के मान धसे रहते हैं, जैसे (१) जात 
पात का अहकार (२) खानदान यानी घराने का अहकार 
(३) धन और हुकूमत का अहंकार (४) विद्या और हुनर 
का अहकार (५) रूप, जेवर और पोशाक और सवारी 
वगैरा का अहंकार (६) देह, बल और कुटुम्ब और 
बिरादरी का अहकार (७) कौम की बडाई का अहकार 
(८) बुद्धि, चलुराई और गुण का अहकार (९) औलाद 
और नौकर चाकरों का अहकार (१०) मकान और 
जायदाद का अहंकार (११) इज्जत और इुरमत का 
अहंकार (१२) बुजुर्गों की अमीरी ओर बड़ाई का अहंकार 
(१३) राजो और अमीरों और साहूकारों और बड़े 
आदमियाँ से दोस्ती और जान पहिचान होने का अहंकार 
(१४) बैराग और त्याग का अहकार और (१५) अभ्यास 
का अहंकार वगेरा २। 


७ - जब तक यह मान मन से दूर न होंगे या किसी 
कदर ढीले नहीं पड़ेंगे, तब तक सच्चे मालिक और 
सतगुरु के चरनों मे सच्ची दीनता और सच्चा प्रेम मन 
मे नही आवेगा। इस वास्ते हर एक आदमी को चाहिए 
कि जहाँ तक बन सके सतगुरु और उनके सतसंग से 
निष्कपट होकर दीनता के साथ बरताव करे तो कुछ 
फायदा परमार्थी प्राप्त होगा, और इसी तरह अभ्यास के 
समय अन्तर में भी दीनता के साथ भजन और ध्यान में 
लगे, तब अन्तर मे रस आवेगा। 


| २२ |] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


मान मद त्याग करो गुरु सग।।टेक।। 
जब लग सजनी मान न छोड़ो। 
तब लग रहो तुम तग।।१।। 
करम भरम जब लग नहि छूटे। 
नहिं धारो गुरु रंग।।२।। 
बेर ईषा नित्त सतावे। 
करत रहो तुम सब से जंग।।३।। 
याते कहना मान पियारी। 
सीखो भक्ती ढग। । ४ | । 
दीन होय गुरु सरनी आओ। 
चित से चेत करो सतसग।।५।। 
गुरु भक्ती की रीत सम्हालो। 
धुन मे सुरत लगाओ उमंग। । ६ | । 
नित अभ्यास करो अस कोई दिन। 
प्रेम बसे तुम्हरे अग अंग। |७।। 
राधास्वामी मेहर से सुरत चढ़ावे। 
होये करम सब भंग।।८।। 


२ - कास का वर्णन 


८ - यह अग भी बहुत ज़बर है और जड़ इसकी 
दसवे द्वार मे हे, ओर रचना की तरक्की का सबब यही 
अंग है। 


९ - और सब तरह की कामना यानी चाहें इसी 
अंग के सबब से जीवों के मन में पैदा होती हैं। 

१० - ब्रह्माण्ड में इस अग की धार बहुत सूक्ष्म है, 
लेकिन पिंड मे जिस कदर कि उतार नीचे को होता 
गया, उसका ज़ोर बहुत बढ़ता गया है। 

११ - परमार्थी अभ्यासियो को लाजिम है कि इस 
अंग से बचते रहे, और जो गृहस्थी हैं, वह एहतियात के 


2 


| ४ ] दूसराभाग [ २३ | भाग 


साथ अपना बर्ताव करें, यानी ज्यादती न होने पावे, 
नहीं तो अभ्यास के फायदे में कसर पड़ेगी, क्योकि 
काम अंग के साथ चैतन्य की धार नीचे को उतरती है। 
१२ - काम अंग का असर मन पर बहुत जल्द होता 
है। इस किस्म के बचन सुन कर या पढ़ कर या उनका 
ख्याल करके या कोई खूबसूरत स्त्री को देख कर या 
उसका जिक्र सुन कर या उसकी तस्वीर देख कर या 
औरतों के पास बैठने उठने से या उनके लिबास और 
पोशाख वगेरा के देखने से कामी पुर्षों के मन मे फौरन 
काम अग जागता है, और चाहे उनको उसका भोग 
प्राप्त न होवे, लेकिन इसके ख्याल करने ही में बहुत 
सा इर्ज और नुकसान परमार्थी अभ्यासी का हो जाता 
है, यानी उसके मन की हालत किसी कदर बदल जाती 
है, यानी इस कदर चैतन्य धार का उतार या बहाव हो 
जाता है कि कुछ देर तक उसका मन अभ्यास के 
काबिल नहीं रहता है। इस वास्ते राधास्वामी मत के 
अभ्यासी को मुनासिब और लाजिम है कि ऐसी हालतो 
मे अपना बचाव रवसखवे, यानी ऐसे ख्यालो और जिक्रो में 
और तमाशो वगेरा में शामिल न होवे, और पहिले ही 
दम अपने मन को उस तरफ से हटा लेवे, नहीं तो 
थोड़ा बहुत शामिल हो जाने पर मन का हटाना बहुत 
मुश्किल मालूम पड़ेगा, बल्कि ना-मुमकिन होगा। 


१३ - मालूम होवे कि यह मन आप ही चोर है यानी 
रस का रसिया है, इस सबब से काम की तरंग और 
ख्याल और जिक्र और तमाशे वगेरा में यह आप ही 
दौड कर जाता है और उन बातो मे रस और मजा लेता 


हे। 


| २४ |] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


१४ - चाहे उस वक्त परमाशी बुद्धि याद भी दिलावे 
और इसको होशियार भी करावे, पर यह मन रस में 
आशक्त होकर तवज्जह नही करता है और उन ख्यालों 
से नही हटता, जब तक कि पूरा रस अपने ख्याल में 
नहीं ले लेता है। इस वास्ते परमार्थी को चाहिये कि 
जिस कदर होशियारी ओर एहतियात बने, शुरू मे, ऐसे 
ख्याल या बातों के, करे। और जब उसमें लिपट गया 
तब जल्दी से नहीं हटता है। 


१५ - जो काम की निस्बत ऊपर बयान किया 
गया, यही हाल कुल्ल कामनाओं का समझना चाहिये, 
यानी जो कामना जिसके दिल मे जबर है, वह उस 
कामना के ख्याल या बात चीत और विस्तार वगेरा और 
पूरे करने में ऐसा ही आधीन और आशक्त और बेहोश 


है, जैसे कामी कामिन के साथ होता है। इस वास्ते 
परमार्थी अभ्यासी को कोई कामना ससार की बहुत 
ज़बर नही उठाना चाहिये और न काम अंग में ना-मुनासिब 
और ना-जायज़ और बे-मौके बर्ताव करना चाहिये। 
अपनी सब चाहें राधास्वामी दयाल के चरनों में अर्पण 
करके, जो कुछ जिस जिस मुआमले में मौज से होता 
जावे, उसको राधास्वामी दयाल की मौज समझ कर, 
उसी पर राज़ी होवे और शुकर करे, और जो किसी 
मुआमले में जरूरत ज़्यादा होवे, तो राधास्वामी दयाल 
के चरनों में भजन के वक्त प्रार्थना करे, वे अपनी मेहर 
और दया से कोई न कोई तरह से इसका काम 
बनावेंगे, या वह ज़रूरत दूर कर देंगे। 


| ४ ] दूसराभाग [ २५ | भाग 
३ - क्रोध का अग 

१६ - यह अंग भी बहुत जबर है और जड़ इसकी 
त्रिकुठी में है। जब २ कामना मन के मुवाफिक पूरी नहीं 
होती है, तब ही क्रोध अग जागता है, कभी अपने ऊपर 
जो कसर अपनी नज़र आती है, और कभी दूसरे पर, 
जो उसकी तरफ भरम, कसर डालने का, इसके मन 
में पैदा होता है। 


१७ - इस अग के साथ चैतन्य की धार शरीर मे या 
बाहर फेल कर किसी कदर भरम हो जाती है, और इस 
वास्ते अभ्यासी को चाहिये कि इस अग से बहुत डरता 
रहे और जहाँ तक हो सके, इसमें जान कर या भूल 
कर कभी बर्ताव न करे, सिर्फ मसलहत के मुवाफिक 
बर्ताव चाहिये कि जिसमें बन्दोबस्त अन्तर या बाहर 
दुरुस्ती के साथ जारी रहे और हर एक अंग या शख्स 
अपनी अपनी कार्रवाई मुनासिब करता रहे। 

१८ - जो कोई मामूल से ज़्यादा जोर सुरत के 
चढ़ाने के लिये भजन या ध्यान में देते हैं, उनको 
अकसर यह दोनों अंग यानी काम और क्रोध अंतर में 
ज्यादा सताते हैं, बल्कि क्रोध अंग ज्यादा जबर होकर 
जरा २ सी बात में बाहर प्रकट हो जाता है। 


१९ - सबब इसका यह है कि जब सुरत ऊपर को 
किसी कदर चढ़ेगी, तो जो वह निर्मल और साफ है तो 
ऊपर ठहर सकेगी, नहीं लो जिस अंग की मलीनता 
उसमें विशेष करके है, वही अंग प्रकट होकर सुरत को 
नीचे उतार लावेगा, जेसे काम की धार अन्तर में तरंग 
उठा कर सुरत को नीचे को गिरा देवे या क्रोध की 
धार उठ कर सुरत को फेला देवे। इस वास्ते अभ्यासी | 


| र्ष | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


को अपनी सफाई का ज्यादा ख्याल रखना चाहिये, इस 
तौर पर कि जाग्रत और स्वप्न की हालत में उसके 
होश दुरुस्त रहेँ, यानी मन और इन्द्रियाँ उसकी काम 
और क्रोध की तरंग के साथ न बहे, तो भजन और 
ध्यान के समय और उसके पीछे भी थोड़ा बहुत यकीन 
पड़ेगा कि यह तरंगें उसकी सुरत को नहीं उतारेंगी, 
और जो जाग्रत के समय मन चलायमान हो जाता है 
और होश नहीं लाता है, तो अभ्यास के समय या उसके 
पीछे भी इसकी होशियारी काम नहीं देगी । 


४ - लोभ का अग 


२० - यह अग बहुत ओछा और नाकिस है, और 
शुरूआत इसकी सहसदलकेवल और उसके नीचे से 
समझना चाहिये । जिस किसी में यह अंग ज़बर है, वह 


परमार्थ से खाली रहेगा, क्योकि उसकी वृत्ति का जबर 
झुकाव बाहर की तरफ पदार्थो में होगा, और ऐसी 
हालत वाले से अभ्यास सुरत और मन को समेटने और 
चढ़ाने का नहीं बन सकता । 

२१ - सिवाय इसके लोभी पुरुष कभी सतों के 
बचन के मुवाफिक कार्रवाई नही कर सकेगा, क्योकि 
वह अपने लोभ की तरंग को पूरा करने के वास्ते जीवो 
को दुख पहुँचाने और उनका हक मेटने में ज़रा खौफ 
नही करेगा और इस सबब से उसको परमार्थ का लाभ 
नहीं मिल सकेगा। 

२२ - यहाँ लोभ से मतलब यह है कि अपने वाजिबी 
हक से ज्यादा हासिल करने की चाह उठा कर, जिस 
तरह वह चाह पूरी होवे, उसके निमित्त जलन करे, चाहे 
उसमें जीवों को दुख और नुकसान पहुँचे। 


| ४ ] ... दूरा भा. [ २७ | भाग 


२३ - लोभी पुरुष सच्चे परमार्थ और सच्चे प्रेमियों 
की हमेशा निंदा करेगा और आप अपने जीव के सच्चे 
कल्यान के निमित्त कुछ खर्च नहीं कर सकेगा, बल्कि 
सच्चे प्रेमियों को खर्च करते हुए देख कर, अपने मन में 
बहुत जलेगा और कूढ़ेगा और उनको नादान ओर मूर्ख 
कहेगा, जिसके सबब से अपने सिर पर निंदा का भार 
और पाप चढ़ावेगा। 


२४ - राधास्वामी मत के अभ्यासियों को लोभ अग 
से जरूर बचते रहना चाहिये, बल्कि अपने हक और 
वाजिबी आमदनी से मालिक के प्रसन्न करने और जीवों 
के उपकार के निमित्त कुछ खर्च करना चाहिये, तब 
कुछ परमार्थ मिलेगा यानी मालिक के चरनों का प्रेम 
हिरदे में पेदा होगा। 


५ - मोह का अंग 


२५ - यह अग भी लोभ अग के मुवाफिक बहुत 
ओछा और परमार्थ के वास्ते नाकिस है, ओर शुरूआत 
इसकी सहसदलकेवल और उसके नीचे से है। वाजिबी 
और मुनासिब तौर का मोह इस कदर दुखदाई नही है, 
पर ज्यादती इसकी बहुत नुकसान और तकलीफ पैदा 
करती है, और ऐसा आदमी परमार्थ मे बहुत कम लग 
सकता है, क्योंकि वह हमेशा उन लोगों का जिनमें 
उसको मुहब्बत और मोह विशेष है आधीन रहेगा और 
जैसे वह उसको चलावेंगे, वैसी चाल चलेगा, फिर 
उससे सतगुरु और मालिक का बचन जो कि उसके 
मोहब्बत वालों के मन के खिलाफ होगा, नहीं माना 
जावेगा और न मालिक के चरनों में उससे गहरी प्रीति 
करी जावेगी। 


| २८ |] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 

२६ - मोही आदमी दुनियादारों और कुटुम्बी और 
बिरादरी के डर और लज्जा से सलसग भी नहीं कर 
सकेगा, और इस सबब से उसकी आँख भी नही 
खुलेगी, और बुद्धि भी मलीन यानी ससारी रही 
आवेगी, और परमार्थ की बडाई और जरूरत उसके 
मन मे नहीं समावेगी, बल्कि सच्चे परमार्थ ओर परमार्थियो 
की निदा करने को तैयार होगा, ओर जो भक्ति के अगो 
मे सच्चे परमार्थी और प्रेमी जन बरतेगे, उनको देख २ 
करके वह अपने मन में जलता और कुढ़ता रहेगा, इस 
सबब से सच्चा परमार्थ इस को कभी हासिल न होगा। 


ईर्षा और विरोध का अग 


२७ - सिवाय ऊपर के लिखे हुए अंगों के दो अग 
और भी हैं कि वह अहकार और क्रोध से करीब २ मिले 
हुए हैं, यानी जिसके मन में अहंकार ज्यादा है, उसको 
दूसरे की मान और बड़ाई देख कर जरूर ईर्ष्या 
आवेगी, और जो कोई विशेष अहकारी और क्रोधी है, 
वह दूसरे से जो वक्त क्रोध या मान बड़ाई के मुआमले 
मे थोड़ा बहुत उसका मुकाबला करेगा, विरोध यानी 
दुश्मनी करने लगेगा। इस तरह यह दोनो अग ईर्ष्या 
और विरोध के उन पॉचो अंगों से थोड़े बहुत मिले इए 
हैं। अब इनका थोड़ा सा हाल जुदा २ लिखा जाता है, 
ताकि अभ्यासी जीव इन अगो से डरते रहें और जहाँ 
तक बने, इनके चक्कर मे न आवें। 

ईर्षा का अग 


२८ - अभ्यासी के वास्ते यह अग बहुत नुकसान 
देने वाला है, क्योंकि जब ईर्षा किसी की तरफ से 


2 


| ४ ] दूसराभाग [ २९ | भाग 


उसकी बुराई देख कर या भरम के सबब से मन मे बस 
जाती है, तब हमेशा उसको देख कर या उसका जिक्र 
सुन कर एक किस्म की जलन पैदा होती है कि वह 
विरह और प्रेम अग को थोड़ा बहुत सुखा देती है और 
भजन और ध्यान का रस नही आने देती है और जो २ 
तर॑गे कि ईर्षा के सबब से उस शख्स की तरफ उठती 
है, वे भी विरोध की बढ़ाने वाली और भजन के रस 
और आनन्द से दूर डालने वाली होती हैं, यानी ऐसे ही 
ख्याल उठा करते हैं कि किस तरह उस आदमी को 
नुकसान या दुख पहुँचे और उसकी निदा सुनने मे चित्त 
मगन होता है और आप भी अनेक तरह से उसकी 
बुराई और निदा करता है, यानी अपने ऊपर पाप पर 
पाप बढ़ाता है और जो दूसरी तरफ से भी बराबर 
मुकाबला होता जावे, तो यह ईर्षा का अंग विरोध की 
सूरत पैदा करता है, यानी पूरी दुश्मनी आपस में हो 
जाती है, और फिर उसके बढ़ाव में ओर जारी रहने में 
दोनो का परमाथी नुकसान होता है। इस वास्ते अभ्यासी 
परमार्थी को ईर्षा के अग में बर्ताव करने से बहुत 
परहेज करना चाहिये, बल्कि जो किसी वक्‍त अपना 
थोड़ा बहुत नुकसान या हर्ज भी हो जावे तो कुछ ख्याल 
न करे, और जहाँ लक बने ईर्षा को चित्त में न धसने 
देवे। 

२९ - जो किसी अपने बराबर वाले की बड़ाई या 
मान प्रतिष्ठा होवे, तो उसको देख कर अंतर में जलन 
न लावे और यह समझे कि बिना मौज मालिक के कोई 
बड़ा या छोटा नहीं हो सकता, फिर जो कोई उसके 
साथ ईर्षा करेगा, वह मालिक के हुक्म के साथ 
_ बर-खिलाफी करेगा और हुक्म अदूली के पाप का भागी. 


| ३० |] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


होगा। इस वास्ते परमार्थी को मुनासिब है कि अपने 
काम का फिक्र करे ओर दूसरों के काम के झमेले मे न 
पड़े और अपने चित्त मे सदा दीनता रक्खे और जिसको 
मालिक बड़ाई देवे, उसके सामने जो अपना काम पड़े, 
ज़रूर दस्लूर के मुवाफिक दीन होवे और वहाँ अहंकार 
न करे, नही तो अपना नुकसान करेगा। 


विरोध का अग 


३० - यह अग अकसर क्रोध या ईर्षा के पीछे पैदा 
होता है और कभी भरम करके भी मन में धस जाता है 
और फिर बढ़ता चला जाता है। यह अग भी दूसरे की 
तरफ से अतर में जलन और गुस्सा पैदा करने वाला 
है और जब और जिस घट में यह अंग प्रकट होगा, 
भक्ति और दीनता और विरह ओर प्रेम को सुखा देगा। 


३१ - यह ससारी जीवो का हाल है कि जिस किसी 
से किसी बात पर नाराज़ हो जावे तो उसके विरोधी हो 
जावें, पर सच्चे परमार्थी जीवो को हुक्म है कि जहाँ 
तक मुनासिब होवे, औरों के कसूरों को मुआफ करें 
और उनकी बुराई और ऐब को याद न लावे यानी 
अपने मन मे धसने न देवे, क्योकि इसमे उनके परमार्थ 
का नुकसान है। 

३२ - सच्चे मालिक को यह अग जैसे ईर्षा और 
विरोध और क्रोध वगेरा निहायत ना-पसद हैं और जिस 
घट मे इनका थाना है, वहाँ उसका नूर प्रकट नही हो 
सकता । सच्चा मालिक दीनता और प्रेम को पसंद 
करता है, सो सच्चे परमार्थी को चाहिये कि अतर में 
अपने इन्ही अगो का जहाँ तक बने बर्ताव रक्खे और 
ईर्षा और विरोध और क्रोध को न आने देवे, लेकिन, 


| ४ ] दूसराभाग [ ३ | भाग 


बाहर बन्दोबस्त के वास्ते और खास कर ससारी लोगो 
से व्यवहार और बर्ताव के वास्ते, जेसा जहाँ मुनासिब 
होवे, जाहिरी तौर पर बर्ताव करे, पर अपने मन में 
किसी से असली विरोध या ईर्षा को ठहरने न देवे, और 
जिस कदर जल्दी हो सके इन ख्यालों को हटा कर 
सफाई कर लेवे, ताकि अभ्यास और सलसग में बहुत 
विघन न डालने पावें। 


मन और डझइन्द्रियो का वर्णन 


३३ - यह मन जाहिरा इच्द्रियों का आधीन मालूम 
होता है, यानी जिस तरफ इन्द्रियां जाती हैं, मन भी 
उसी तरफ जाता है, पर असल में इन्द्रियों की चाल 
मन के हाल पर मौक़ूफ है, यानी जो मन भोगी और 
बिलासी है, वह हमेशा इच्द्रियो के सग चंचल रहेगा 


और उसकी इन्द्रिया भी भोगों में भरमती रहेगी, पर जो 
मन परमाथी है, वह आप भी किसी कदर निश्चल रहता 
है और उसकी इच्द्रियाँ भी मुनासिब तौर पर और 
मुनासिब तरफ जाती हैं, अधाधुध चाल उनकी नही 
होती है। 

३४ - इस मन की अजीब बनावट है कि अपनी 
मानन यानी समझ के मुवाफिक जल्द दुखी और सुखी 
हो जाता है और असली दुख सुख का ख्याल बहुत कम 
करता है। इस वास्ते इस बाल की बड़ी जरूरत है कि 
परमार्थी जीव पहिले कोई दिन सतगुरु या साध गुरु या 
सच्चे अभ्यासी सतसंगी का सलसग करे और बचन 
चित्त देकर होशियारी के साथ सुने और उनका मनन 
भी करे और जो अपने फायदे की बातें होवें उनको 

फौरन ग्रहण करता जावे और जो नुकसान की बातें 


| ३२ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 

होवे, उनको छोड़ता जावे, तो कुछ आरसे मे ऐसे 
परमार्थी की समझ और विचार बदल जावेगा, यानी 
उसकी समझ और हालत परमार्थी होती जावेगी और 
ससारी अग और खवास जो कि थोड़े बहुत पशुओं के 
मुवाफिक होते है, दूर होते जावेंगे और तब इस मन की 
मानन और समझ बदलेगी यानी दुनियादारो के मुवाफिक 
इस का व्यवहार और बर्ताव नहीं रहेगा, बल्कि सच्चे 
भक्त और प्रेमी जनो की समझ और चाल इसमें आती 
जावेगी | 


३५ - मालूम होवे कि परमार्थियो की चाल दुनियादारों 
की चाल के बर-खिलाफ यानी उलटी होती है। दुनियादार 
धन स्त्री पुत्र और नामवरी के वास्ते जान देने को 
तैयार होते हैं और परमार्थी अपने सच्चे मालिक के 
-चरनों पर इन सब को बल्कि अपने तन मन और जान 
को वारने को तैयार रहता है। 

३६ - उसकी नजर में मालिक की प्रसन्नता और 
उसके नूर के दर्शन के बराबर कोई चीज़ रचना भर मे 
नहीं ठहरती है और दुनियादार धन और नामवरी की 
सबमे ज्यादा कदर करते हैं और मालिक की तरफ से 
बे-खबर रहते हैं। 

३७ - परमार्थी हर एक के साथ दीनता और प्यार 
के साथ बर्तना चाहता है, पर दुनियादार अहंकार और 
मान और बे-परवाही की नज़र से हर एक को देखता 
हे। 


३८ - परमार्थी को दुनिया के सामान सब नाशमान 
और ना-चीज़ और दुखदाई नजर आते हैं और संसारी 
इन चीजों की बड़ी कदर करता है और उनको बड़ी 


| ४ ] दूसराभाग [ ३३ | भाग 


न्यामत और अपने वास्ते निहायत सुखदाई देखता है, 
इस सबब से परमार्थी और ससारी जीवों का आपस में 
मेल नहीं हो सकता, क्योंकि उनके मन और समझ की 
हालत जुदी २ है। 


३९ - दुनियादारों की मानन और समझ गलत है 
और यह गलती उनको अरखीर वक्त पर या निहाय 
सख्त तकलीफ के वक्‍त पर नजर आती है कि उस 
वक्त कोई शख्स या सामान जिसका उन्होने बड़ा 
भरोसा बाँधा था, उनकी मदद नही कर सकता, बल्कि 
उनको छोड़ कर सब जुदा हो जाते है और परमाथी ने 
जो समझ धारन की है, उसका फायदा उसको हर 
वक्त और तकलीफ या आखीर के वक्त बहुत ज़्यादा 
मालूम होता है, यानी जिस सच्चे मालिक को उसने 
अपना सच्चा माता और पिता मान कर पकड़ा है और 
उसकी याद अतर मे बढ़ाई है, वह मालिक दयाल हर 
वक्‍त उसकी रबरगीरी करता है और तकलीफ के 
वक्त ज़रूर मौजूद होकर और अपने दर्शन देकर और 
कुल्ल तकलीफ को फौरन दूर करके महा सुख और 
आनन्द अपने बच्चे को देता है। 

४० - अब समझना चाहिये कि हर एक परमार्थी 
जीव को परमार्थियो की चाल और समझ धारन करके 
और चेत कर सलसग और अभ्यास करके अपने मन 
और इन्द्रियो की हालत जिस कदर जल्दी हो सके, 
बदलना चाहिये कि जिससे हमेशा आनन्द ही आनन्द 
प्राप्त होता रहे, क्योकि जब तक यह संसारी या 
मिलौनी के अग मे थोड़ा बहुत बर्ताव रक्खेगा, तब तक 
सलसग में भी कभी सुखी और कभी दुखी होता रहेगा 
और जब ससारी खवास और चाले मन से निकल, 


| ३४ |] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


जावेगी, तब दुख भी इसके पास नहीं आवेगा और जो 
आवेगा तो यह उसको जल्द अपनी समझ और विचार 
की मदद से दूर कर देगा। 


४१ - खुलासा यह है कि जिस मन में दुनिया और 
दुनियादार और माया के पदार्थो का भाव ज़बर है और 
दुनियादारों के स्वभाव और चाल के मुवाफिक उसका 
बर्ताव और व्यवहार है, वही मन ससारी है और जिस 
मन में सच्चे मालिक और सतगुरु और सतसग और 
सच्चे मालिक के नाम यानी शब्द और प्रेम का भाव 
जबर है और भक्तो और प्रेमियों की चाल के मुवाफिक 
उसका व्यवहार और बर्ताव जारी है, वही परमार्थी मन 


हे। 


४२ - ऐसे परमार्थी मन की चाल ससारी मन की 
चाल से जुदी होगी और इस वास्ते उसकी इच्द्रियों की 
चाल और रीति भी संसारी जीवों की इन्द्रियों से जुदी 
होगी, यानी परमार्थी की इन्द्रियाँ चंचल नहीं होवेंगी 
और ससारी जीव और माया के पदार्थ और ससारी 
बातों में उनकी तवज्जह बे-जरूरत और बगेर किसी 
खास काम के नहीं जावेगी। 

४३ - जो परमार्थी अभ्यासी इस तरह की सम्हाल 
अपने मन और इस्त्रियो की रक्खेगा, उसको बहुत कम 
माया और भरम और काल और करम का झटका 
लगेगा और अपने अतर में थोड़ा बहुत रस और आनन्द 
अभ्यास का लेता रहेगा और सतगुरु राधास्वामी दयाल 
की दया और मेहर के भी परचे उसको अन्तर और 
बाहर बराबर मिलते जावेगे और उसके सुरत और मन 
को परमार्थ में पुष्ट और मज़बूत करते जावेगे। 


| ५ ] दूसराभाग [३५ | भाग 


बचन ५ 


राधास्वामी मत में जो गुरु भक्ति जारी 
है, उस पर तान मारने वालों को जवाब, और 
वर्णन इस बात का कि सच्चे परमार्थ और 
सच्चे उद्धार की प्राप्ति के लिये अपने समय 
के भेदी और अभ्यासी मनुष्य स्वरूप गुरु से 
मिलना और उनके साथ दीनता और भाव 
और प्यार करना बहुत जरूर है। 


१ - राधास्वामी मत के मुवाफिक सुरत यानी रूह 
कुल्ल मालिक सत्त पुरुष राधास्वामी की अस है और 
उन्ही के चरनों से निकस कर और नीचे उतर कर पिंड 
में नेत्रों के मुकाम पर बैठ कर अपनी देह और दुनिया 
की कार्रवाई करती है, और रास्ते मे जितने मुकाम हैं, 
उन हर एक मुकाम पर ठहरती हुई उतरी है, इसी तौर 
पर जब सत सतगुरु की दया से उलटने की जुगती 
का भेद लेकर उसका अभ्यास करेगी तब हर एक 
मुकाम पर चढ़ती हुई और वहाँ कुछ दिन ठहर कर सैर 
करती हुई, कुछ अरसे में अपने निज स्थान पर जा 
पहुँचेगी | 

२ - हर एक स्थान का जो रूप है, वह आदि में 
सुरत ने ही वक्‍त उतार के धारन किया और इसी तरह 
लौटते वक्‍त वही रूप उसका हर एक स्थान पर होता 
जावेगा । 


३ - उतार के वक्‍त जो रूप कि सुरत ने जिस 


| ३६ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


मुकाम पर कि धारण किया, वह रूप नीचे की रचना 
का करता और मालिक है। 

४ - उलटते वक्‍त जब तक कि सुरत अपने से 
ऊपर के स्थान के रूप मे प्यार और भाव लाकर और 
उससे मिलने की चाह जबर उठा कर, जो जुगत कि 
संतों ने दया करके बताई है, उसका अभ्यास रोजमर्रा 
शौक के साथ न करेगी, लब तक उस स्थान और 
स्वरूप की प्राप्ति न होगी, यानी वह मुकाम फतह न 


होगा। 


५ - इसी तरह हर एक स्थान की भावना करके 
रास्ता चलेगा और धुर मुकाम यानी राधास्वामी के 
चरनों में पहुँचने का इरादा पक्का और सच्चा करके हर 
एक रास्ते की मंजिल को तै करती हुई सुरत चलेगी 


और हर स्थान पर अपना असली रूप धारन करती हुई 
जावेगी | 


६ - जो कि हर एक स्थान का धनी यानी मालिक 
नीचे की रचना का करता और मालिक है, इस वास्ते 
इसी किस्म का भाव अपने से ऊपर के स्थान के 
स्वरूप मे धारन करके सुरत को चलना पड़ेगा। 


७ - लेकिन जो कि धार आदि मे राधास्वामी दयाल 
के चरनों से जारी होकर, हर एक स्थान पर ठहरती 
हुई और रूप धर कर रचना करती हुई चली आई है 
और जो कि अभ्यासी सुरत को धुर मुकाम पर पहुँच 
कर अपने सच्चे माता पिता और कुल्ल मालिक का 
दर्शन करना मजूर है, इस वास्ते उसको मुनासिब और 
लाजिम है कि बजाय इसके कि हर एक मुकाम के धनी 
को मालिक समझ कर उसमें प्यार और भाव लाकर | 


| ५ ] दूसराभाग [ ३७ | भाग 


चले, सिफ कुल्ल मालिक राधास्वामी का ध्यान और 
उन्ही के चरनों में प्यार और भाव धर कर रास्ता तै 
करे, इसमे उसको पूरी मदद और दया हर जगह 
मिलती जावेगी, और हर मुकाम पर इष्ट के बदलने की 
जरूरत न होगी क्योकि एक से ज्यादा स्वरूप मे सच्चा 
और पूरा भाव और प्यार नही आ सकता है और जब 
कि वे सब स्वरूप रास्ते के सिर्फ अपनी अपनी हद्द में 
कार्रवाई कर सकते हैं और अपने से ऊपर के स्थान मे 
उनका कुछ दखल नहीं पहुँच सकता है, तो वह पूरे 
और सच्चे करता और मालिक नहीं हो सकते। यह सब 
कार-परदाज़ यानी कारिन्दे हैं और राधास्वामी दयाल 
कुल्ल मालिक; और उनका हुक्म सब जगह जारी है, 
इस वास्ते उन्ही का इष्ट मज़बूत बाँध कर और उन्ही 
के चरनों में पूरा प्यार और भाव लाकर चलना चाहिये, 
तो रास्ता सुखाला और आसानी से तै होगा, और 
किसी किस्म का खतरा और विघ्न रास्ते में वाकै न 
होगा। 

८ - यहाँ पर इस बात का जताना बहुत जरूर है 
कि जो लोग सत्त पुरुष राधास्वामी से बे-खबर रहे, 
और जिनको सतगुरु भेदी धुर धाम के नहीं मिले, 
उन्होंने रास्ते मे धोखा खाया, यानी जिस मुकाम तक 
जिसकी रसाई हुई, वह उसी मुकाम के धनी को 
मालिक और करता समझ कर वही ठहर गये, और 
आगे चलने का रास्ता उनका बद हो गया, और इसी 
सबब से अनेक मत दुनिया में जारी हो गये, पर जिन 
को कि सत सतगुरु भाग से मिले, उनको धुर मुकाम 
यानी राधास्वामी पद का भेद मिला और वही रास्ते के 

सब मुकामों को तै करते हुए, सच्चे मालिक के चरनो 


| ३८ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
में पहुँचे ओर जिस खतरे में कि और लोग जिनको धुर 
मुकाम का भेद नही मिला, पड़ कर धोखा खा गये, वे 
उस खतरे से बच गये। 

९ - मालिक के चरनो में प्यार और भाव भी कई 
तरह पर करते हैं। बाज़ों ने (१) पुत्र भाव यानी मालिक 
को बाल स्वरूप मान कर प्रीति करी। और किसी 
किसी ने (२) सखा भाव यानी मित्र भाव माना, और 
कोई (३) स्वामी और सेवक यानी दास भाव कायम 
करते हैं, और बहुत से (४) पति और स्त्री भाव मानते 
है, ओर बिरले (५) पिता पुत्र भाव मान कर प्रीति करते 
हैं। हरचद कि सब का मतलब मालिक के चरनों में 
प्रीति पैदा करने और बढ़ाने का है, पर इन सब मे पति 
और स्त्री और पिता पुत्र भाव बहुत उम्दा है, बल्कि 
पिता पुत्र भाव सब में बेहतर और सुखाला और निर्मल 
ओर निर्विघ्न है, और खास कर इस ज़माने में कि जीव 
निहायत निबल और कमजोर हो गया है और काल के 
झकोले और माया का लुभाव अनेक रीति से ज़बर हो 
रहा है, पिता पुत्र भाव में सहज जीव का गुजारा यानी 
उद्धार मुमकिन है, इस वास्ते मुनासिब मालूम होता है 
कि हर एक सच्चा परमार्थी अभ्यासी राधास्वामी दयाल 
के चरनो में माता और पिता भाव धारण करके, तब 
अपनी प्रीति और प्रतीत बढ़ावे और सतों से जुक्ति 
लेकर नित्त उसका अभ्यास विरह और प्रेम अग के साथ 
करे, तो आहिस्ता आहिस्ता एक दिन उसका कारज 
बन जावेगा और सच्चे माता पिता राधास्वामी दयाल 
की दया और मेहर और रक्षा के परचे जीते जी अतर 
और बाहर देख कर दिन २ उसकी प्रीति और प्रतील 


| ५ ] दूसराभाग [ ३४ | भाग 


बढ़ती जावेगी और अपने सच्चे और पूरे उद्धार की 
निसबल कोई शक उसके दिल में बाकी न रहेगा। 


१० - ऊपर के लिखे हुए हाल से मालूम होगा कि 
राधास्वामी मत में जो अभ्यास मन और सुरत के 
समेटने और चढ़ाने का मुकर्रर है, उसमें इष्ट और 
ध्यान सिर्फ एक सच्चे और कुल मालिक राधास्वामी 
दयाल का धारन किया जाता है और उन्ही के चरनों में 
प्रीति ओर प्रतीत दिन २ बढ़ाई जाती है और जो कि हर 
एक स्थान पर उनके चरन मौजूद हैं, सो उन्ही का 
ध्यान करता हुआ और शब्द की धुन सुनता हुआ 
अभ्यासी रास्ता तै करता है। 

११ - अब ख्याल करो कि अभ्यासी या उलटने 
वाली सुरत हर एक स्थान पर आपने ही स्वरूप को 
सम्हालती हुई यानी धारन करती हुई चली जाती है 
और राधास्वामी दयाल के चरनों की धार अथवा धुन 
की डोरी पकड़ कर, रास्ता सुखाला तै करती है, और 
किसी गैर की पूजा और ध्यान का सिवाय कुल्ल 
मालिक के, इस मत के अभ्यास मे दखल नही है। जब 
कुल स्थान तै हो गये, तब सुरत अपने सच्चे माता पिता 
राधास्वामी दयाल के सन्मुख पहुँच कर दर्शन का 
आनन्द और बिलास करती है और उसको ताकत 
हासिल हो जाती है कि जब चाहे जब चरनों में मिल 
जावे और जब चाहे जब अलेहदा हो कर सन्मुख दर्शन 
का रस लेवे। 


१२ - चरन से मतलब यह है कि सुरत यानी चैतन्य 
की धार, जो ऊँचे देश से उतर कर आई है और उसी 
ही धार का सिलसिला धुर पद से लगा हुआ है, वही 


भ 


| ४० |] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 

उस कुल्ल मालिक का चरन है यानी उसकी धार दूर 
से दूर तक फैली और पसरी हुई है और चैतन्य शक्ति 
उसी के वसीले से हर जगह पहुंचती है और दया और 
मेहर की धार भी उसी धार के साथ रवाँ होती है। 

१३ - अब ख्याल करो कि जो सत सतगुरु की 
रसाई यानी पहुँच ऊँचे से ऊँचे स्थान तक शाब्द की 
धार के साथ है, उनमे और उस धार मे और फिर उस 
धार के भडार में किसी तरह का फर्क और भेद नही 


रहा। हर एक स्थान का स्वरूप उनका स्वरूप हुआ 
और वही स्वरूप असल में सब सुरतों के स्वरूप हैं जो 
वक्त उतार के राधास्वामी दयाल के चरनों से हर एक 
सुरत धारन करती हुई चली आई है। फिर ऐसे संत 
सतगुरु की पूजा और उनके चरनो मे भाव और प्यार 


करना ऐसे है जेसे अपने स्वरूपो मे प्यार और भाव 
और कुल्ल मालिक की पूजा और उसके चरनों मे प्यार 
और भाव करना । 

१४ - जिनकी दृष्टि रथूल और मोटी है और अंतरी 
भेद की उनको खबर नहीं है, वे ऐसा ख्याल करेंगे कि 
ऐसे संत सतगुरु की पूजा आदमी की पूजा है और 
ऐसा कहेंगे कि यह पूजा और प्यार और भाव मालिक 
की पूजा और प्यार और भाव के मुकाबिले में किसी 
तरह दुरुस्त और सही नही हो सकती, पर इस बात के 
कहने से उन लोगों की निहायत दरजे की बे-रव्रबरी 
और बिना सोच और विचार के ओछी समझ जाहिर 
होती है, जेसा कि नीचे के लिखे हुए बयान से मालूम 
होगा। 


| ५ ] दूसराभाग [ ३ | भाग 


१५ - इस लोक की रचना में सब में उत्तम और 
श्रेष्ठ मनुष्य शरीर है, यानी कुल्ल जानदारो का हाकिम 
और अफसर है और सब चीज़ पर थोड़ा या बहुत 
उसका हुक्म जारी है और सब जानदारौ और चीजों से 
वह जैसा २ मुनासिब समझता है काम लेता है और 
कुल्ल इलम और अक्ल और हुनर और फन और 
कारीगरी और चालाकी और बदोबस्त की तजवीजें 
उसी मनुष्य स्वरूप से ज़ाहिर इए । 


१६ - जो ईश्वर और परमेश्वर या मालिक या कोई 
उसकी अस या कला इस लोक में वास्ते सिखाने या 
जारी करने नई और फायदेमन्द चाल या इल्म या 
अक्ल के प्रकट हुई, उसने भी वही उत्तम और श्रेष्ठ 
मनुष्य स्वरूप धारन करके कार्रवाई करी । इसी तरह 
जो कोई भारी विद्यावान या नीति के बनाने ओर चलाने 
वाले या हकीम या वैद्य या डाक्टर या और कोई हुनर 
और कारीगरी वाले ज़ाहिर हुए, वह भी मनुष्य स्वरूप 
मे प्रकट हुए ओर उसी स्वरूप से सब चाले चलाई और 
लोगो को विद्या ओर बुद्धि और हुनर और कारिगरी की 
बातें सिखलाई | 

१७ - इसी तरह सत सतगुरु ने अपने साथ और 
मालिक के चरनो में प्यार और भाव करने की विधि 
समझार्ई और मालिक का पता और भेद भी उन्होंने 
यानी सत सतलगुरू ने मनुष्य स्वरूप धर कर प्रकट 
किया और यह सत सतगुरु स्वतः संत थे, यानी आप 
ही आप उस ऊँचे स्थान से आये और बिना किसी से 
सीखे हुए या सुने हुए असली भेद सच्चे मालिक का 
उन्होने प्रकट किया । इसी तरह स्वत: जोगेश्वरों ने 

ब्रह्म पारब्रह्म पद का भेद और जुगल उसके प्राप्ति की | 


| ४२ |] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


प्रकट करी और उनके बचन और बानी को सब कोई 
बड़ा और ईश्वर का हुक्म मानते हैं। 


१८ - बल्कि इसी तरह नई २ बात विद्या और बुद्धि 
की भी आदि मे ओर वक्‍त २ पर किसी न किसी मनुष्य 
ने बिना किसी से सीखे हुए जाहिर करी और सब लोग 
इस बाल के कायल हैं कि वे मनुष्य उन नई बातो और 
चालो के पैदा करने वाले हुए और उनको आज तक 
सब कोई बड़ा मान कर उनकी ताजीम और अदब 
करते हैं और उनकी बानी और बचन को सनद मानते 
है और उसके मुवाफिक औरो के बचन और बानी की 
तौल और जाँच करते हैं। 

१९ - जिस कदर कि आसमानी किताबें हैं, जैसे 
कि चारो वेद और सरावगियों का आदि पुरान और 
मुसलमानों का कुरान और ईसाइयों की अजील, सब 
मनुष्य स्वरूप ऋषीश्वर या मुनीश्वर या आचार्य या 
पैगम्बरों से प्रकट हुए हैं और जो कि वह परमेश्वर के 
कलाम यानी वाक्य माने जाते हैं, तो जाहिर है कि 
परमेश्वर ने अपने बचन मनुष्य द्वारे कहे और प्रकट 
किये और उन ऋषीश्वरों और पेगाम्बरों को जो कि 
मनुष्य स्वरूप थे, परमेश्वर के खास मेली या मुसाहब 
या उसके भेद की ख़बर देने वाले मानते है ओर उनकी 
बानी और बचन को खास मालिक का कलाम समझते 
हैं ओर उन्हीं के वसीले से अपना उद्धार और मालिक 
के दरबार मे पहुँचने का यकीन करते है और उनका 
दरजा मालिक के दरजे से दूसरा मान कर उनकी 
ताजीम और अदब और उनके चरनो मे भाव और प्यार 
थोड़ा बहुत मालिक ही के मुवाफिक करते है। 


| ५ ] दूसराभाग [ ३३ | भाग 


२० - यह दस्तूर जो ऊपर लिखा गया, कुल्ल 
मजहबों में जारी है, यानी जो लोग कि मालिक को 
औतार स्वरूप मानते हैं या उसके भेद का हासिल होना 
ऋषीश्वर या आचार्य या पेगम्बरो की मार्फत मानते हैं, 
यह दोनों फिरके मनुष्य स्वरूप की पूजा या उसी 
स्वरूप में भाव और प्यार कर रहे हैं। इन दोनों गिरोह 
से खारिज कोई नही है। सब लोग चाहे किसी मत में 
होवें, इन्ही दोनों फिरकों में से हैं, सिवाय नास्तिको के 
कि वे मालिक के कायल नहीं हैं, पर वे भी किसी न 
किसी मनुष्य स्वरूप आचार्य के जिसने उनकी किताबे 
बनाई और नास्तिक मत जारी किया, कायल है और 
उसको अपने से बड़ा और अपना पेशवा मान कर 
उसके बचन के मुवाफिक कार्रवाई करते हैं। 


२१ - जो लोग कि औतार स्वरूप या देवताओं की 
सूरते या लसवीरें बना कर पूजते है या उनकी ताजीम 
करते है, वह सब सूरते मनुष्य स्वरूप की हैं। 

२२ - इसी तरह से जो कोई किसी महात्मा या 
बुजुर्ग के निशान या उनकी कोई बरती हुई चीज़ या 
उनके कलाम और बचन या उनकी समाध या लुरबल 
या मज़ार की पूजा भेट या ताज़ीम करते है, या उनकी 
कोई चीज वास्ते अपनी रक्षा के इस्तेमाल में लाते हैं, 
वह भी किसी मनुष्य स्वरूप की परशादी या निशान या 
बचन है, जेसे गुरु और महात्माओं की खड़ाऊं या जूता 
या पलंग या कोई कपड़ा या बर्तन या त्रिशूल या सूली 
का निशान या छोटी तस्वीर या मुसलमानों में कलमा 
या कोई आयत कुरान की ओर हिन्दुओं मे कोई मत्र या 
जत्र सोने चाँदी या लॉबे या भोजपत्र या कागज वगैरा 


| ४४ |] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
पर लिख कर गले में डालते हैं। या बाजुओं पर बाँधते 
हैं या अँगूठी में रखते हैं। 

२३ - ऊपर के लिखे हुए हाल से साफ जाहिर है 
कि क्या परमार्थ क्या स्वार्थ मे, जितनी बाते या चीजें 
है, सब मनुष्य स्वरूप से प्रकट हुईं, और सब जगह 
मनुष्य स्वरूप का ही भाव और प्यार और पूजा और 
अदब और ताजीम जारी है और मनुष्य स्वरूप ही के 
बानी और बचन और कायदे बाँधे हुये पर अमल-दरामद 
और कार्रवाई हर मुआमले में हो रही है। 

२४ - और जिस वक्त में कि वे महात्मा और बुजुर्ग 
जिनकी ऐसी महिमा है, मौजूद होगे, उस वक्त में 
उनके सगी और मानने वाले उनके साथ ऐसा ही 
बल्कि इससे ज़्यादा बरताव करते रहे होंगे, जैसा कि 
अब उनकी नकल यानी मूर्ति ओर निशानो से कर रहे 
है। 

२५ - फिर जो राधास्वामी मत मे परम पुरुष पूरन 
धनी राधास्वामी दयाल की (जो संत रूप धर कर 
प्रकट हुए और जिन्होंने दया करके निज भेद सच्चे 
मालिक यानी अपने निज रूप का और सहज जुगल 
उसकी प्राप्ति की समझाई) जिस कदर भक्ति और भाव 
और प्यार और अदब और ताजीम की गई या की जाती 
है या करी जावे, वह उनके दरजे और दया के 
मुकाबिले में थोड़ी से थोड़ी और कम से कम है। 

२६ - जो लोग कि ऐसी भक्ति और भाव और प्यार 
को देख कर ख्याल करते हैं या तान मारते हैं कि इस 
मत में मनुष्य गुरु की पूजा है, वे किस कदर गल्ती 
ओर गफलत और नादानी के घेर में पड़े हुए हैं और | 


| ५ ] दूसराभाग [ अथ | भाग 


कैसे बे सोचे और बे समझे और बे विचारे बाते बना कर 
हँसी उड़ाते हैं। 

२७ - इस समय में कितनी ही संगत और सभायें 
इस किस्म की जारी हैं, जो गुरु स्वरूप और मालिक 
के मनुष्य स्वरूप को अपनी ओछी बुद्धि और समझ के 
मुवाफिक नहीं मानते हैं और न उससे मदद लेने की 
कुछ जरूरत समझते हैं, फिर ऐसे लोगों को सच्चा 
परमार्थ जिसकी प्राप्ति निज घट के मानसी और 
रूहानी अभ्यास के पूरे होने पर मुनहसिर है, कैसे 
हासिल हो सकता है? विद्या पढ़ कर बुद्धि की मदद से 
पोथियों का पाठ कर लें और स्तुति और भजन वगेरा 
गा लेवें, मगर भेद के ग्रन्थो से भेद और जुगती का 
दरियाफ्त करना और उसके मुवाफिक अपने अतर मे 
अभ्यास और कार्रवाई करके रस और आनद लेना, 
बगेर मदद भेदी और अभ्यासी गुरु के, हरगिज़ २ 
मुमकिन नहीं है। यही सबब है कि विद्यावान और 
अनपढ़ और कर्मी जीवो की हालत कभी नही बदलती, 
चाहे वे सालहा साल और जुगान जुग पोथी पढ़ने और 
पढ़ाने और भजन और स्तुति गाने और सुनने और मूर्ति 
पूजा और तीर्थ व्रत का अभ्यास करते रहें, क्योंकि 
उनकी सुरत यानी जीवात्मा का घाट उन कामो से नही 
बदलता है, बल्कि दिन २ ससार में लिपट कर धन 
और मान और बड़ाई की आसा और तृष्णा बढ़ती जाती 
है और सच्चे मालिक के चरनों का प्रेम या उसके 
मिलने की चाह एक जर्रा भी उनके मन मे पैदा नही 
होती । 


२८ - विद्या पढ़ कर जो कोई चाहे कि इलम हिसाब 


| &६ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


और नजूम यानी ज्योतिष और इलम कीमिया और इल्म 
पेमाइश और बहुत से इल्मों की किताबें पढ़ कर सीख 
लेवे, तो बगैर मदद उस्ताद के वह किताबें हरगिज़ 
समझ मे नही आवेंगी। इसी तरह कोई विद्यावान 
परमार्थी भेद और अभ्यास की किताबें पढ़ कर जो 
समझना चाहे और उनके मुवाफिक घट में अभ्यास 
करने का इरादा करे, वह बगैर भेदी और अभ्यासी गुरु 
के हरगिज़ २ नहीं कर सकता है। 


२९ - इससे साफ जाहिर है कि जो लोग भेदी और 
अभ्यासी गुरु का खोज नही करते, ओर जो वे मिले तो 
अपनी विद्या और बुद्धि के अहकार मे उनसे कुछ मदद 
लेना या दरियाफ्त करना नहीं चाहते और न उनको 
अपने से बड़ा मान कर उनके सामने दीन अधीन होना 


चाहते हैं, और जिनका परमार्थ सिफ इखलाकी और 
मालिक की सिफल यानी कर्म और धर्म और स्तुति की 
पोथियों के पढ़ने और पढ़ाने पर मुनहसिर है, या 
बाहरमुखी कर्म के शास्त्र या किताबें पढ़ कर उनके 
मुवाफिक कार्रवाई करते या कराते है और जो पिछली 
टेक मे बॅधे हुए है यानी पुराने गुजरे हुए महात्माओं को 
या औतारों या बुजुर्गों या देवताओं को मानते हैं और 
अपने वक्‍त के भेदी और अभ्यासी गुरू और महात्मा का 
खोज नहीं करते और न उन से किसी किस्म की मदद 
लेने की जरूरत समझते हैं, इस किस्म के सब जीव 
कर्मी और शरई हैं और सच्चे परमार्थ से जिससे जीव 
का सच्चा उद्धार और सच्ची मुक्ति हासिल होना मुमकिन 
है, बिलकुल खाली है, और जब तक ऐसी हालत उन 
की रहेगी यानी अपने वक्त के भेदी और अभ्यासी गुरु 
से मिल कर और जुगल दरियाफ्त करके अभ्यास नहीं. 


| ५ ] दूसराभाग [ ३४७ | भाग 


करेंगे, तब तक वे सच्चे परमार्थ से खाली रहेंगे और 
उन का जनम मरन और देह सम्बन्धी दुख सुख भोगने 
का चक्कर कभी नहीं छूटेगा यानी अपने शुभ अशुभ 
कर्मो के अनुसार ऊंच नीच देश और योनि मे दुख सुख 
भोगले रहेंगे। 
अर्थ शाब्द नम्बर २३, बचन ४&१, 
पोथी सार बचन छद बद 
१ - गूँगे ने गुड़ खाइया। वह कैसे कहे बनाय। 
अर्थ 
जिसने कि अपने घट मे शब्द का गहरा रस पाया, 
वह उसको क्योकर बयान कर सकता है? उसका हाल 
वही होगा, जेसे कि गूँगे का, जो गुड़ खा कर उसके 
स्वाद के बयान करने से लाचार है। और यह कि जिस 
किसी को गहिरा रस अलर में आया, वही उसके प्रकट 
करने में आम लोगों के सामने गूँगा हो गया। 
२ - बहरे ने धुन पाइया। वह क्योकर कहे सुनाय। 
अर्थ 


जिसने कि दुनिया की तरफ से अपने कान बन्द 
किये, उसी को अतर में शाब्द खुला । फिर वह उस 
शब्द और आनन्द के भेद को आम लोगों को केसे 
जतावे या सुनावे ? 
३ - अधे मोती पो लिया। वह कैसे दिखावन जाय। 
अर्थ 


जिसने कि अपनी नज़र दुनिया की तरफ से खीच 
ली यानी आँखे बन्द कर लीं, उसी ने अपनी सुरत की 
धार को दसवे द्वार में पह्टँचाया यानी मोती पो लिया। 


| ४८ |] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
फिर वह इस कैफियत को अवाम को केसे दिखा 
सकता है ? 
४ - लूले ने नभ थामिया। यह अचरज कहा न जाय। 
अर्थ 
जो मन कि दुनिया मे दौड़ने से रह गया यानी 
जिसने चंचलता छोड़ दी, उसी ने चढ़ कर नभ यानी 
आकाश को थाम लिया और यही अचरज की बात है। 
५ - पिंगला परवत चढ़ गया। कोइ साधू जाने ताहि। 


अर्थ 


जो मन कि निश्चल हो गया, वही पिंगला है और 
वही सतगुरु की दया से सुमेर पर्वत यानी त्रिकुटी पर 
चढ़ गया। इस हाल को कोई अभ्यासी यानी साधू 
समझता है। 


६ - रोगी सद जीवित रहे। बिन रोगही मर मर जाय। 
अर्थ 
जो कोई मालिक के चरनों के इश्क यानी प्रेम का 
बीमार हुआ और जिस किसी ने अपने मन को बीमार 
जान कर सतगुरु से उसका इलाज कराना शुरू किया, 
वही एक दिन अमर पद मे पहुँच कर, अमर हो जावेगा 
और जिस किसी को प्रेम की बीमारी नहीं लगी या 
जिसने अपने मन की बीमारी की खबर न ली यानी 
अपने को निर्मल और चगा समझा, वह बारम्बार जनमेगा 
और मरेगा। 
७ - सोगी नित हरखत रहे। बिन सोग चौरासी जाय। 
अर्थ 
जो अपने प्रीतम सच्चे मालिक के वियोग की विरह 


| ५ ] दूसराभाग [ ३४९ | भाग 


मे उदास और गमगीन रहता है, वह दिन २ अतर में 
चरन रस पाकर मगन होता जावेगा और जिस किसी 
के हिरदे में मालिक के चरनों की विरह और प्रेम नहीं 
है, वही मनुष्य चौरासी योनि में भरमता रहेगा। 
८ - चिता में जो नित रहे। सो मिले अचिते आय। 
अर्थ 
जो कोई अपने मालिक के मिलने और अपने जीव 
का सच्चा उद्धार और कल्याण करने की चिता मे रहता 
है, वही एक दिन अचित पुरुष यानी सच्चे मालिक से 
मिल कर निचित हो जावेगा। 
९ - बैरागी भरमत फिरे। रागी मुक्ति समाय। 
अर्थ 
जिस किसी ने ससार से बैराग किया यानी घर 
बार छोड़ कर भेष ले लिया और मालिक के चरनों का 
प्रेम और प्यार उसके मन में नहीं आया, तो वह हमेशा 
चारों खानों में भरमता रहेगा और जिस किसी के मन 
में मालिक के चरनो का राग और प्रेम समाया, वही एक 
दिन मुक्ति पद में पहुँच जावेगा। 
१० - सतगुरु यह परचा दिया। कोई बिरले खोज कराय। 
अर्थ 
सतगुरु ने इस तरह से सच्चे प्रेमियों को उनके 
घट मे परचे दिये, सो इस बात को सुन कर कोई 
बिरले जीव उसके खोज और तलाश मे लगेंगे। 
११ - अतरमुख जो शब्द में। लेंगे बूझ बुझाय। 
अर्थ 


और जो अपने अतर में शब्द का अभ्यास करेगे, 


2 


| ५० |] प्रेमपत्रराधस्‍वामी.. [बचन | पत्र राधास्वामी 
वही इस कैफियल को समझेगे और अपने घट मे निरख 
और परख कर बूझेगे। 
१२ - राधास्वामी कह दिया। तुम लेना शब्द कमाय। 
अर्थ 

इस वास्ते सतगुरु राधास्वामी दयाल सब जीवो 
को पुकार कर कहते है कि हे भाइयों ! शब्द की कमाई 
करो और अपने घट में रस और आनन्द लो और दया 
और मेहर के परचे देखो । 


बचन ६ 


राधास्वामी मत करनी का है, सिर्फ विद्या 


और बुद्धि के समझ और विचार का नहीं है 


१ - राधास्वामी मत करनी का है, निरी समझ बूझ 
और बातो का मत नहीं है। जिस किसी को कि सच्चा 
फिक्र अपने जीव के कल्याण का है और जनम मरन 
का दुख और देह धर कर जो दुख सुख सहना पड़ता 
है, उसका खौफ दिल मे आया है और अपने 
सच्चे मालिक माता पिता की महिमा को सुन कर 
दर्शनों का सच्चा दर्द मन में पैदा हुआ है, उसी से 
थोड़ा बहुत अभ्यास उस जुक्ति यानी सुरत शाब्द मार्ग 
का जो वास्ते प्राप्ति सच्चे उद्धार के राधास्वामी दयाल 
ने उपदेश की है, बन पडेगा और उसका फायदा अंतर 
में थोड़ा बहुत मालूम होता जावेगा, जिससे शौक 
कमाई करने का और प्रीति और प्रतीत राधास्वामी 
दयाल के चरनो मे बढ़ती जावेगी | 


| ६ ] दूसराभाग [ ५१ | भाग 


२ - जो ऐसे जीव राधास्वामी मत मे शामिल होवें, 
उनको पहिले इन पाच बातो का दुरुस्ती से समझ कर 
यकीन करना चाहिये। 


३ - पहली यह बात कि राधास्वामी दयाल कुल्ल 
मालिक और सर्व समर्थ और ऐन आनन्द और प्रेम 
स्वरूप हैं और उनका धाम ऊँचे से ऊँचा है, जहाँ से 
कि उनकी अस यानी धार अथवा किरनियो के वसीले 
से कार्रवाई कुल्ल रचना की हो रही है। 


४ - इसका सरासरी या जाहिरा सबूत यह है कि 
इस देश की कुल्ल रचना और उसका पालन और 
जिन्दगी यानी ठहराव, सूरज की रोशनी और गरमी के 
आसरे है, जो कि ब-निस्बत इस लोक के चैतन्य के, 
विशेष चैतन्य है। इसी तरह यह सूरज और उसकी 
रचना और उसका ठहराव दूसरे सूरज के आसरे है, 
जो इससे निहायत बड़ा और विशेष चैतन्य है और 
जिसके गिर्द यह सूरज, मय सब अपने तारों यानी 
कुटुम्ब और परिवार के घूम रहा है। 


५ - इस सूरज का नाम परमात्मा है। ऐसे ही 
परमात्मा रूपी सूरज मय अपने सूरजो के (जो उसका 
कुटुम्ब और परिवार है) ब्रह्म रूपी सूरज के गिर्द, जो 
त्रिलोकी नाथ है, घूम रहा है, और यह ब्रह्म रूपी सूरज 
सत्तपुरुष स्वरूप निज सूरज की अस है और उसी के 
आसरे उसकी कार्रवाई जारी है, और सत्तपुरुष कुल्ल 
मालिक राधास्वामी दयाल के, जो सब के निज भडार 
और सोल पोत हैं, आधीन है। 


६ - यह हमारा सूरज और उसकी कार्रवाई इस 
आँख से नजर आती है और परमात्मा रूपी सूरज की 


| ५२ |] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


मौजूदगी आकाशी रचना के इल्मवालों के बचन से, 
जिन्हौने बड़ी से बड़ी ओर उम्दा दूरबीन लगा कर जाँच 
करी है, साबित है। वह सूरज उनको दूरबीन से भी 
दिखलाई नहीं दिया, पर इस सूरज का उसकी तरफ 
चलना यानी उसके गिर्द घूमना अच्छी लरह से मालूम 
हुआ और उसके ऊपर ब्रह्म रूपी सूरज का इशारा 
जोगीश्वरों ने किया है और उसके परे के दो स्थान 
यानी सत्तपुरुष और राधास्वामी का भेद सत और परम 
संतों ने खोल कर अपनी बानी और बचन में लिखा है, 
और वह दोनों धाम निर्मल चैतन्य देश की हद में हैं 
ओर ब्रह्म रूपी सूरज ब्रह्माण्ड मे है, जहाँ शुद्ध माया है, 
और आत्मा रूपी सूरज जो हमारा सूरज है और यह 
हमारा लोक, मलीन माया के देश में है। जब कि तीन 
सूरज यानी आत्मा और परमात्मा और ब्रह्म स्वरूप का 
मौजूद होना किसी कदर इस आख से दीखता है और 
कुछ नजूमियो और जोगीशवरो के बचन से मालूम हुआ 
तो बाकी दो स्थानो का भेद और उनका मौजूद होना 
संतों के बचन के मुवाफिक मानना चाहिये । खुलासा 
यह कि यह रचना बराबर एक से एक बड़े की ताकत 
और सम्हाल से हो रही है और ठहरी हुई है, तो जो इन 
सब में ऊँचे से ऊँचा और सब का आखीर है, वह सब 
का निज भडार और कुल्ल मालिक और सर्व समर्थ है 
और उसी का नाम राधास्वामी दयाल है। 


७ - इस वास्ते कुल जीवो को जो राधास्वामी मत 
मे वास्ते अपने जीव के उद्धार के शामिल होवें, इस 
धुर पद, राधास्वामी दयाल का निश्चय करके और 
उसी धाम में पहुँचने का इरादा सच्चा और मजबूत 
करके, जो जुगल सुरत शब्द मार्ग की बलाई जाती है, , 


| ६ ] दूसराभाग [ ५३ | भाग 

उसका अभ्यास प्रेम और अनुराग के साथ शुरू करना 
चाहिये और जो कि और मत वाले इस धुर धाम तक 
नहीं पहुँचे ओर उन में से कोई परमात्मा और कोई बह्ला 
तक पहुँच कर रास्ते में ठहर गये, इस वास्ते 
राधास्वामी मत के अभ्यासियों को, इन मतवालों की 
बाते सुन कर भूलना और भरमना या अपने अभ्यास में 
ढीले और सुस्त हो जाना नहीं चाहिये। 


८ - जो कि सर्व ज्ञान और समझ बूझ और सब 
तरह का रस और आनद और सरूर सुरत की धार के 
आसरे है, जो इन्द्रियों के वसीले से कुल्ल कार्रवाई 
पिंड में और उसके बाहर करती है, इस वास्ते जो 
सुरत का निज भडार है, वह कुल्ल ज्ञान और आनन्द 
और प्रेम का भडार है। और मालूम होवे कि कुल्ल 
रचना प्रेम के आसरे ठहरी हुई है ओर प्रेम के ही वसीले 
से कार्रवाई कुल्ल रचना मे हो रही है यानी जहाँ और 
जिस काम में जिसकी थोड़ी बहुत मोहब्बत है, वह उसी 
जगह और काम में तवज्जह और कोशिश करता है 
और प्रेम से मतलब खैंच और मिलाव शक्ति से है, 
जिसको फारसी में क़॒व्वते जाज़बा कहते हैं। 


९ - दूसरी यह बात कि सुरत या रूह या जीव 
आत्मा राधास्वामी दयाल की अस यानी धार है और 
उसका निज घर उनके चरनों में हे। 


१० - इस बाल का सबूल जाहिर है कि इस लोक 
में बल्कि कुल्ल रचना में दो वस्लुएँ यानी चैतन्य और 
जड़ मौजूद हैं और चैतन्य ही की मदद से रचना होती 
है और उसी के संग उसका ठहराव है और जब वह 
किसी पिंड को छोड़ देता है, तब उस पिंड के नाम 


| ५४ |] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


और रूप का अभाव हो जाता है, तो कुल्ल रचना में 
सत्त और समर्थ वही चैतन्य यानी सुरत की धार है। 
जिस जगह यानी जिस पिंड मे कि यह दाखिल होती 
है या धार रूप होकर बीज से प्रकट होती है, वहीं 
कार्रवाई देह के बनाव और बढ़ाव और सम्हाल की 
जारी हो जाती है और पाँचों तत्त्व और तीनों गुन जो 
कि कुल्ल रचना के मसाले के असली जुज़ यानी बड़े 
पदार्थ हैं, वहाँ हाजिर और मौजूद हो कर और आपस 
मे रल मिल कर सुरत की धार की ताबेदारी मे दुरुस्ती 
से उस कार्रवाई मे मदद देते है और जब सुरत की 
धार पिंड से खिच कर अलेहदा हो जाती है, तब छिन 
पल में देह की सूरत बदलती जाती है और थोड़े अरसे 
में उसका अभाव हो जाता है। 


११ - इससे साफ जाहिर है कि यह सब रचना 
सुरत की धार के आसरे ठहरी हुई है और इसी की 
शक्ति से प्रकट हुई और इसके वियोग से उसका अभाव 
हो जाता है, तो इस अस की ताकत थोड़ी बहुत वैसी 
ही हुई जेसी कि कुल्ल मालिक की ताकत है, यानी जो 
चैतन्य कि इस लोक में और तमाम रचना में मौजूद है 
और सुरत यानी धार रूप होकर जुदा २ पिंड की 
सम्हाल कर रहा है और जिस के सबब से यहाँ और 
सब जगह रचना सत्त मालूम होती है, वह उस महा 
चैतन्य कुल्ल मालिक की अंस है और जो जड़ पदार्थ 
नज़र आता है, वह माया की अंस है। 


१२ - तीसरी बात यह कि इस सुरत यानी जीव को 
अपने सच्चे माता पिता और कुल्ल मालिक राधास्वामी 
दयाल की सच्ची सरन लेकर कुल्ल कार्रवाई करना 


2 


| ६ ] दूसराभा [ ६५५ | भाग 

चाहिये, क्योकि कुल्ल जीव यानी सुरते राधास्वामी 
दयाल की अस हैं और अब उन्हीं के चरनो की धार से 
ताकत लेकर हर एक पिंड में कार्रवाई कर रही हैं, फिर 
सब तरह से वह राधास्वामी दयाल की दया यानी 
चरनों की धार के आधीन हैं। इस वास्ते मुनासिब और 
लाजिम है कि परमार्थी जीव अपनी करनी का अहंकार 
छोड कर, उनकी मौज और दया के आसरे काम करें 
तो उसमे उनकी दया की भी परख आवेगी और इसका 
बधन उन कामों में नही होगा या बहुत कम होगा और 
परमार्थी कार्रवाई मे बहुत मदद मिलेगी और तरक्की भी 
जल्द होगी । 


१३ - इसका सबूत भी थोड़ा बहुत इस बयान से 
जाहिर होगा कि हर एक आदमी की देह और डद्रियों 
और मन की कार्रवाई सुरत की धार के ऊपर मुनहसिर 
यानी उसके आधीन है, यानी जब तक कि धार पिंड में 
न आवेगी और अग २ में न फैलेगी, तब तक पूरी २ 
कार्रवाई देह की जारी न होगी और यह धार ऊपर की 
धार से जो दसवें द्वार से आती है, मदद लेती है और 
दसवें द्वार को दयाल देश से मदद मिलती है। इस 
तरह पर कुल्ल रचना सत्तपुरुष राधास्वामी दयाल की 
दया के आसरे ठहरी हुई है और कार्रवाई कर रही है। 
फिर उनके चरनों की सरन लेना कोई नई बात नही है, 
क्योंकि असल में कुल्ल रचना उनकी सरन में है। 


१४ - और मालूम होवे कि कार्रवाई से यहाँ मतलब 
रचना की सम्हाल से है, और बाकी जीवों की कार्रवाई 
अपने २ अगले पिछले और हाल के कर्म और बासना 
के अनुसार होती है और जैसा २ उसका फल है, वह 


| ५६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


भोगते है, पर जो जीव कि सत्तपुरुष राधास्वामी दयाल 
की सरन में आये और मौज और दया के आसरे 
और भरोसे अभ्यास करने लगे, उनके पिछले कर्म 
आहिस्ता २ कटते जावेंगे और प्रारब्ध कर्म का भोग दया 
से बहुत हलका हो जावेगा और आइंदा को जो कर्म 
जरूरी और वाजिबी राधास्वामी दयाल की मौज के 
आसरे करेंगे, उस में उनका बधन नही होगा। इसी 
तरह से वे दिन २ निःकर्म होकर एक दिन धुर पद में 
पहुँच जावेगे और उनका पूरा २ उद्धार हो जावेगा। 


१५ - चौथी बात यह कि राधास्वामी मत में जो 
अभ्यास ध्वन्यात्मक नाम के सुमिरन और स्वरूप के 
ध्यान और शब्द के श्रवन का जारी है, उस से बेहतर 
और सहज और धुर पद मे पहुँचाने वाली जुगत और 


कोई कतई नही हे। जो कोई अपना सच्चा उद्धार चाहे, 
तो इसी अभ्यास को विरह और प्रेम अग लेकर शुरू 
करे, तो एक दिन उसका काम बन जावेगा। 


१६ - मालूम होवे कि जो सुरत यानी रूह और 
जान की धार है, वही शाब्द और नाम की धार है। जो 
कोई शब्द या नाम की धुन को सुनता हुआ चलेगा, वही 
सुरत या शब्द की धार को पकड़ के ऊपर चढ़ सकता 
है और जो कि आदि में कुल्ल मालिक के चरनों से 
शब्द की धार प्रकट हुई, इस वास्ते जो कोई शब्द की 
डोरी पकड़ कर चलेगा, वही कुल्ल रचना के पार 
होकर निज धाम में प्राप्त होगा और कुल्ल मालिक का 
दर्शन पावेगा। सिवाय शाब्द की धार के और कोई 
रास्ता या जुगत या कोई धार ऐसी नहीं है कि जिसको 
पकड़ कर जीव धुर पद में पहुँच सके, क्योंकि और जो 


| ६ ] दूसराभा [ ५७ | भाग 
रास्ते और धारें हैं, वह माया के मंडल से निकसी हैं 
और उसी में लै हो जाती हैं। 

१७ - इस वास्ते हर एक सच्चे परमार्थी को चाहिये 
कि भेद शाब्द का और हाल स्थानो का जो कि दरमियान 
धुर पद और जीव की बैठक के मुकाम के मुकर्रर हुए 
है, दरियाफ्त करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
स्वरूप का ध्यान करता हुआ और शब्द सुनता हुआ 
चले और इसी तरह सब मजिले तै करता हुआ कुल्ल 
मालिक राधास्वामी के चरनों में प्राप्त होवे। इस रीति 
से सच्चा उद्घार हासिल हो सकता है। और जितनी 
जुगतियाँ या तरीके और रास्ते है, वे सब माया की हद 
में ख़तम हो जाते हैं। इस वास्ते उनकी कमाई से पूरा 
उद्धार यानी सच्चा छुटकारा जनम मरन से नहीं हो 
सकता है। 


१८ - पाँचर्वी बात यह है कि यह लोक और संसार 
हमारी सुरत का देश नही है, बल्कि मन और माया का 
देश है। इस सबब से सुरल यहाँ पर कई खोल या 
देहियो में बैठ कर कार्रवाई करती है और कुछ अर्सा 
मुअइ्यना से जिसको उम्र कहते हैं, ज़्यादा नहीं ठहर 
सकती और इसका पिंड मे आना और उसको छोड़ 
कर चले जाना साफ नज़र आता है। 


१९ - निज देश सुरत का वही स्थान है जो कुल्ल 
मालिक का धाम है, इस वास्ते सच्चे परमार्थियो को 
मुनासिब है कि इस देश और इस देह में मुवाफिक 
परदेशियो के बर्ताव रवरवै, यानी जैसे कि कोई आदमी 
परदेश में रह कर वहाँ के लोगों से मोहब्बत और 
व्यवहार पैदा करता है और अपने आराम के लिये सब 


| ५८ |] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


तरह का सामान भी जमा करता है, पर अपने वतन की 
याद और सुध नही भूलता है और जो असल पदार्थ हैं, 
उनको अपने देश में भेजता रहता है और जब मौका 
देश में जाने का मिलता है, तब बहुत ख़ुशी के साथ 
अपने वतन के जाने को तैयार होता है और उन 
परदेशियों की मुहब्बत और वहाँ के सामान के छोड़ने 
का ज़रा भी दुख या अफसोस मन में नही लाता है। 


२० - इसी तरह से प्रेमी ओर भक्त जन इस दुनिया 
के मोह और सामान मे नही अटकते और ज़रूरत मात्र 
मोहब्बत और व्यवहार दुनियादारों के संग में रखते हैं 
और मुख्य प्रीति अपनी, अपने सच्चे माता पिता 
राधास्वामी दयाल के चरनों में, और जिस कदर बन 
सके कमाई वहाँ जल्द पहुँचने के लिये, करते रहते हैं, 
और अखीर वक्त पर राधास्वामी दयाल की दया से 
सुखाले अपने घर को रवाना होते हैं। 


२१ - अब जानना चाहिये कि सच्ची सरन 
राधास्वामी दयाल के चरनों की किसी को बगेर प्राप्ति 
प्रीति और प्रतीत के हासिल नहीं हो सकती और यह 
प्रीति और प्रतीत कोई दिन के अभ्यास से हासिल 
होगी, यानी जब कि परमार्थी जीव अभ्यास करके अपने 
घट में सत सतगुरु के बचन की निरख और परख कर 
लेगा, तब उसको सच्चा विशवास और यकीन 
राधास्वामी दयाल के घट २ में मौजूद होने और उनकी 
सरन में आये हुए जीवों पर मेहर और रक्षा करने का 
आवेगा और तब ही से कार्रवाई उद्धार की प्रकट जारी 
होना, समझना चाहिये। 


| ७ ] दूसराभाग [५१ | भाग 


२२ - कुल्ल मालिक सत्तपुरुष राधास्वामी बड़े 
दयाल हैं। जो जीव कि सच्चे मन से सरन में आया, 
उसकी सम्हाल हर तरह से अपनी मेहर से आप 
फरमाते हैं और जब तक कि उसको दयाल देश में नहीं 
पहुँचावेंगे, लब तक उसको नहीं छोड़ेंगे। इस वास्ते जो 
उनकी चरन सरन और सतसंग में आये हैं उनको 
अपने मन में यकीन रखना चाहिये कि राधास्वामी 
दयाल उनके जीव का कारज एक दिन जरूर बनावेगे 
और जब तक वह निज देश में न पहुँचे, तब तक उन 
के अग संग रह कर, उनकी हर तरह से सम्हाल और 
रक्षा और परमार्थ की तरक्की फरमाते रहेंगे। 


बचन (७० 


संग का बयान 


१ - आदमी के मन की चाल ढाल स्वभाव समझ 
और ख्याल की गढ़त और बनाव सग के ऊपर मुनहसर 
है यानी जिस को जेसा सग शुरू में ज़बर मिला, उसी 
मुवाफिक उसकी रहनी और समझ, स्वभाव ओर ख्याल 
और खान पान और पहरने और ओढ़ने की आदत और 
उदारता और नम्रता या सूमता और अहकारी अग 
होगा। 

२ - कुल्ल जीवों के मन और इंद्रियों का मुख और 
इनका झुकाव ससार के पदार्थ और भोग और मान 
बड़ाई की तरफ हो रहा है और उन्ही में वे रस पाते हैं 
और उन्ही की प्राप्ति के निमित्त उम्र भर जलन और 
मेहनत करते हैं और जब किसी की ऐसी ख्वाहिश या. 


| ६० | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


जतन और तदबीर के पूरे होने में या पदार्थो के भोगने 
मे कोई खलल डाले तो आपस में फौरन बिगड़ जाते 
हैं और इस कदर अदावत पैदा हो जाती है कि फिर 
उसका दूर होना या मन से भूलना बगेर किसी न किसी 
किस्म के एवज़ या बदला लेने के मुश्किल बल्कि 
ना-मुमकिन हो जाता है। 


३ - जो कि सुरत यानी रूह का स्थान इस देह में 
मन और डुद्रियों के परे है और जिस कदर उस की 
ताकत है, वह मन और इद्रियो के वसीले से यहाँ 
ज़ाहिर होती है, इस वास्ते उसका भी झुकाव यानी मुख 
उलटा हो गया है, यानी मन और इन्द्रियों के सग बाहर 
के भोग और पदार्थो मे उसकी आसा और मन्सा लगी 
रहती है, और हमेशा बाहरमुख करनी मे मशशूल रहती 
हे। 

४ - सुरत की धार का मस्तक में ऊँचे देश से पिंड 
में उतरना और अंग २ में ब-वसीले रगो के फेलना और 
अखीर वक्‍त पर उसी तरफ यानी मस्तक में ऊँचे देश 
को खिच कर उलटना, हर एक को अपनी आँख से 
नज़र आता है, तो जिस कदर जिस सुरत का झुकाव 
नीचे की तरफ पिड मे और बाहरमुख जबर है या जिस 
कदर उसके मन का बधन अनेक पदार्थो और जीवो में 
हो गया है, उसी कदर उसको अखीर वक्‍त पर ऊपर 
की तरफ खिचने और उलटने मे दिक्कत और तकलीफ 
और मुश्किल होगी और इसी का नाम कष्ट और 
कलेश है, जो अकसर जीव मौत के वक्त सहते हैं।। 

५ - विशेष करके सुरत का बधन अपने तन मे और 
फिर मन के सग और फिर इद्रियो के वसीले से पदार्थों 


| ७ ] दूसराभाग [ क्षर | भाग 


में हो गया है, और पदार्थ के कहने में कुल्ल सामान 
खाने पीने पहिरने ओढ़ने रहने और सहने और बर्तने 
का आ गया और जो कि जुगान जुग से यह सुरत मन 
और तन का सग करके भोगों मे बर्तती चली आई है, 
इस सबब से तन मन और पदार्थो मे ऐसी रच पच गई 
है कि सिवाय इनके दूसरा ख्याल नहीं उठता, और 
इनका सग छोड़ने मे निहायत डरती है और बड़ी भारी 
तकलीफ मानती है। 


६ - अब जब तक कि सुरत को सत सतगुरु या 
साधगुरु का संग (जो कि उस निज घर से जहाँ से कि 
सब सुरते आई हैं, वाकिफ हैं) न मिलेगा और वह 
इसको अच्छी तरह से इसके निज घर का भेद और 
रास्ता और चलने की जुगल न समझावेगे और आपनी 


दया से इसके हिरदे मे कुल्ल मालिक राधास्वामी 
दयाल के चरनों में सच्ची प्रीति और प्रतीत और दर्शनो 
की चाह पैदा करके चलने का अभ्यास न करावेंगे, तब 
तक इसकी हालत और समझ बूझ और ख्याल और 
रहनी नही बदलेगी । 


७ - सिवाय सत सतगुरु या साध गुरु के, प्रेमी 
और भक्त जन का सग (जिनको सतसंगी और अभ्यासी 
भी कहते है) बहुत ज़रूर है कि उनके सग में बैठ कर 
जीव को हाल हर एक की प्रीति और शोक घर के 
चलने के अभ्यास का मालूम होगा और यह कैफियत 
देख कर और सत सतगुरु या साध गुरु के बचन बानी 
सुन कर, इसके दिल मे उनकी मेहर और दया से आप 
ही आप शौक करने कमाई का और सहज मे फिरने 
मन का, ससार और उसके पदार्थों की तरफ से, और 


| क्र | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


जोड़ने मन और सुरत का शब्द और स्वरूप मे ऊँचे की 
तरफ अपने निज घट में पैदा होकर, दिन २ (जिस 
कदर अलर मे रस और आनन्द मिलता जावेगा) बढ़ता 
जावेगा, और बाहरमुख कामो में दिन २ तवज्जह 
हलकी और कम होती जावेगी ।। 

८ - यह तदबीर सग के बदलने की है, और जो 
कोई सच्चा होकर संतों के सग में लगेगा उसकी हालत 
जरूर आहिस्ता २ बदलती जावेगी, यानी उसके मन 
और डच्द्रियो का रुख इधर यानी ससार की तरफ से 
हट कर घट मे चरनो की तरफ फिरता जावेगा और 
जिस कदर मेहनत और तवज्जह के साथ यह काम 
किया जावेगा, उसी कदर उसका फायदा दिन २ अतर 
में मालूम होता जावेगा। 

९ - यही सबब है कि संतों और महात्माओं ने जीवो 
को समझाया है कि पहिले तन मन और धन मालिक के 
-चरनों में भेंट करो । हरचन्द कि यह तीनों चीजें दात 
और बख्शिश उसी कुल्ल मालिक की हैं, पर जीवो ने 
उनमें ऐसा अपनपौ यानी अपना कब्जा और दखल 
पैदा किया है कि उनके छोड़ने में निहायत ही तकलीफ 
और दुख मानते हैं, पर परमार्थी जीव को सतसंग 
करके, इस कदर विचार करना जरूर और मुनासिब है 
कि जब तक उसकी प्रीति और लाग तन मन और धन 
मे ज़बर रही आवेगी, तब तक मालिक के चरनों की 
प्रीति का घट में प्रकट होना मुश्किल है। इस वास्ते 
जिस कदर परमार्थी की लाग इन तीनों मे से उनको 
नाशमान और दुखदाई समझ कर आहिस्ता २ कम 
_ होती जावेगी, उसी कदर कुल्ल मालिक राधास्वामी | 


| ७ ] दूसराभाग [ क्ष | भाग 
दयाल के चरनो मे प्रीति जागती जावेगी और उसी 
मुआफिक अतर में सहारा यानी रस और आनद भी 
मिलता जावेगा || 


१० - जब कि सुरत का भडार यानी कुल्ल मालिक 
राधास्वामी दयाल का देश अंतर में है और उसका 
रास्ता भी नेत्रों के स्थान से अतर में चलता है, तो फिर 
जिस कदर बाहरमुख करतूत है, वह सिवाय जरूरी 
और वाजिबी के, जीव को भटकाने और भरमाने वाली 
है। अलबत्ता सल और साध का संग, या उनकी बानी 
और बचन, और अभ्यासी प्रेमी और भक्तों का सग, 
जिनका ताल्लुक अतर के भेद और रास्ते की चाल से 
लगा हुआ है, अतर की कमाई और करनी का मददगार 
है। हरचन्द यह बाहरमुख काम है, पर अतर की 
कार्रवाई से बिलकुल मिला हुआ और उसका बढ़ाने 
वाला है। इस वास्ते यह सग जब कभी भाग से मिल 
जावे, तो उसको निहायत गनीमत समझना चाहिये, 
और जब २ मौका मिले उसमे शौक के साथ चल कर 
शामिल होना चाहिये। 

११ - सच्चे परमार्थियो को मुनासिब और लाजिम है 
कि अपने मन और सुरत को परमार्थी काम में अपने 
घट मे लगाने के वास्ते, जहाँ तक मुमकिन होवे, 
ससारी और बाहरमुख जीवों का सग कम करें और 
बाहरमुख करतलूल जो फिज़ूल और ना-वाजिब है, कम 
करते जावें और चित्त से भी ऐसे ख्यालो को हटाते 
जावें, तो उनका रास्ता परमार्थ की कमाई का अपने 
अंतर में सुखाला और निर्विघ्न चलेगा। 


| ६४ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 

१२ - सिवाय सतों और उनकी बानी और बचन के 
सग के, और जिस कदर करतूत परमार्थी शाकल में 
लोग बाहरमुख करते हैं, उसमें, जीव के उद्धार का 
कुछ फायदा नही है। अलबत्ता शुभ कर्म का फायदा 
यानी थोड़े दिनों का सुख इस लोक में या मरने के बाद 
किसी ऊँचे लोक में मिल जावेगा और जिस किसी ने 
प्रेम पूर्वक और सच्चे मन से मालिक के प्रसन्न करने के 
निमित्त कोई काम किया होगा तो उसको उसके एवज 
मे सत सतगुरु का दर्शन मिलेगा और उनसे सच्चे 
मालिक से मिलने की अंतरमुख अभ्यास की जुगल 
मिलेगी और रफ्ता २ एक दिन उसका काम बन 
जावेगा | 


सार बचन छदबद, बचन ४१, शब्द नम्बर 
१३ के अर्थ लिखे जाते हैं 
कड़ी 


१ - सोधत सुरत शब्द धुन अंतर, घटत तिमिर नभ बासी 


अर्थ 


अभ्यासी सुरत शब्द धुन, छाँट कर, पकड़ती हुई 

नभ में पहुँची और नीचे के अंधकार से न्यारी हो गई।। 
कड़ी 

२ - चमकत चाप धनुष गति न्यारी, कज जोत छिटकत उजियासी। 


अर्थ 


इस तौर से तीर की भाल के मुवाफिक चमकती 

हुई तीसरे तिल से, जोकि धनुष स्थान है, पार होकर, 
जोत का प्रकाश देखने लगी । (धनुष स्थान इस सबब 
से कहा कि दोनों आँखों से धारें कमान के मुवाफिक | 


| ७ ] दूसराभाग [ क्ष्ण | भाग 
मिलती हैं।) 
कड़ी 
३ - गगन गग धारा उठ धावत, होत जहाँ निरमल गति स्वाँसी। 
अर्थ 
अब वहाँ से (अर्थात सहसदल केवल से) सुरत की 
धार जो कि गगा की धार है गगन की तरफ को दौड़ी 
जहाँ पहुँच कर प्राण निर्मल होते हैं। 
कड़ी 
४ - जमुना तीर श्याम खुल खेलत, गोप गूजरी करत बिलासी। 


अर्थ 


ओर रास्ते मे यमुना के किनारे (अर्थात बाई तरफ) 
मन खुल कर सैर करता जाता है ओर सुरत भी उसके 


बिलास को देखती जाती है। (गोपी रूप गूजरी अर्थात 
सुरत जो इद्रियो से न्यारी हो गई है)। 
कड़ी 
५ - जसुदानद कस रिपु सुन्दर, धमक सुनत तज आसी। 
अर्थ 
और वही मन जो कि कृष्ण है, ऊपर की आवाज़ 
सुन कर जगत की आस छोड़ कर 
कड़ी 
६ - धूमत अधिक धधक धुन धावत, पावत काल तरासी। 
निहायत धूम धाम के साथ धुन की धधकार पकड़ 
कर ऊपर को दौड़ता है और काल मुरझाता जाता है।। 
कड़ी 


७ - बिमल नगर जहाँ घोर अखाड़ा, खोजत रही नाम गति पासी। 


| ६६ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
अर्थ 
चढ़ते २ सुरत बिमल नगर (अर्थात सुच) मे जहाँ 
हसो के अखाड़े जमा हैं, पहुँची और नाम की गति वहाँ 
खोज कर अच्छी तरह से पहिचानी। 
कड़ी 
८ - मीन मानसर भॅवर कज पर, भूगी होत समझ गुन तासी। 
अर्थ 
फिर सुरत मछली की तरह मान-सरोवर मे और 
भंवर की तरह गुफा में सैर करती हुई सत्तलोक मे पहुँच 
कर भूगी अर्थात सतगुरु स्वरूप की गति को प्राप्त 
हुई । 
कड़ी 
९ - राधास्वामी उठत धाम धुन, बैठ मगन अविनासी। 
अर्थ 
और वहाँ से राधास्वामी धाम में राधास्वामी धुन 
सुनती हुई पहुँच कर मगन हो गई और अविनाशी रूप 
होकर वहाँ विश्राम किया। 


बचन ठ 


सब जीवों को जो कुल्ल मालिक 
राधास्वामी दयाल के बाल बच्चे हैं, अपने 
निज घर और सच्चे माता पिता की सुध 
लेकर चलने और उनके चरनो मे पहुँचने का 
जतन करना चाहिये। 


2 


| ८ ] दूसराभाा [ ६७ | भाग 


१ - इस दुनिया में हर एक शख्स के मन में अपने 
घराने और बाप दादे की बड़ाई का बड़ा ख्याल और 
मान रहता है। फिर जब कि यह बात मालूम हुई (कि 
हम सब पुरुष और स्त्री) कुल्ल मालिक राधास्वामी 
दयाल के बाल बच्चे यानी पुत्र और पुत्री हैं, तब किस 
कदर ख़ुशी और शान्ति हमारे मन में अपने ऊँचे कुल 
और सच्चे माता पिता राधास्वामी दयाल की बड़ाई की 
पैदा होनी चाहिये कि जिसके सामने और ख़ुशी और 
मान सब ओछे नज़र आवेंगो। 


२ - जब इस बाल का कि हम सब कुल्ल मालिक 
राधास्वामी दयाल के बाल बच्चे हैं, थोड़ा बहुत यकीन 
दिल मे आवेगा, तब जरूर हमारे मन मे कुल्ल जीवों 
की तरफ थोडा बहुत प्यार बहिन भाई के मुवाफिक पैदा 


होगा और चाहे जाहिर मे उसका बर्तावा हर एक से हर 
वक्त और हर जगह इस समझ के मुवाफिक न हो 
सके, पर मन में ख्याल इसी किस्म के प्यार का थोड़ा 
बहुत जरूर रहेगा और दिल से वह शख्स हर एक का 
हितकारी बना रहेगा और अपने मतलब के वास्ते या 
बगेर ज़रूरत खास के (जिस में बहुत से जीवों का 
आराम और फायदा नजर आवे) किसी को मन और 
बचन और कर्म करके नुकसान या तकलीफ पहुँचाने 
का इरादा न करेगा। 


३ - सिवाय इसके जब ऐसा शख्स (कि जिसने 
अपने लई और सब को राधास्वामी दयाल का बाल 
बच्चा समझा है) सलत और महात्माओं की बानी और 
बचन पढ़ेगा या सुनेगा या सत सतगुरु या साध गुरु के 
सन्मुख पहुँच कर उनके दर्शन करेगा, तो ज़रूर उसके 


| ६८ |] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


दिल में यह इरादा पैदा होगा कि जहाँ तक बने और 
जिस तरह हो सके, अपनी चाल ढाल और रहनी और 
समझ बूझ ऐसी दुरुस्त करे कि जिस में सच्चे माता 
पिता राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु प्रसन्न होकर 
इस पर दया करें, और अपने चरनों मे लगावे और 
इसको ऐसी ताकत बर्शें कि दिन २ इसके ससारी 
अग और हालत बदल कर परमार्थी रग गहरा ओर पक्का 
चढ़ता जावे। 

४ - ऐसे शख्स पर कुल्ल मालिक और सत 
सतगुरु ज़रूर दया फरमावेंगे यानी उसके मन मे 
परमार्थ और उसकी कमाई करने का शौक पेदा करके 
उसका मेल सतसंग से लगा देंगे जहाँ कि वह सच्चे 
परमार्थ यानी प्रेमा भक्ति की रीति और बर्तावा समझ 
कर और सच्चे और कुल्ल मालिक की महिमा और भेद 
सुन कर, सुरत शब्द मारग की कमाई मे (जो कि सतो 
की निज जुगल, वास्ते पहुँचाने जीवों के निज घर में, 
है) लग जावेगा, और दिन २ बिकारी अग और स्वभावो 
को छोड़ना हुआ निर्मल होकर एक दिन अपने सच्चे 
माता पिता के चरनों में पहुँच जावेगा । 


५ - जेसे यह शख्स सत सतगुरु की दया लेकर 
अभ्यास करता जावेगा, उसी कदर उसको अन्तर मे 
मेहर और दया के परचे मिलते जावेंगे जिससे इसके 
मन में यकीन कुल्ल मालिक की बड़ाई और समर्थता 
और उसके घट मे और हर एक जगह मौजूद होने का, 
बढ़ता जावेगा और उसके साथ प्रीति भी चरनो मे 
दिन २ बढ़ती जावेगी और नित्त नई उमंग और प्रेम घट 
मे जागला जावेगा कि जिसके सबब से कुल्ल मालिक 


| ८ ] दूसराभाग [६९ | भाग 

और सत सतगुरु के चरनो में प्यार और भाव और 
कुल्ल जीवों की तरफ दया भाव बढ़ता जावेगा और 
शुभ अग और स्वभाव आप ही आप उसके मन में पैदा 
होते जावेंगे और प्रेमी और भक्त जन और साध जन 
महा प्यारे लगेंगे, और उनकी और सतगुरु की सेवा 
और खिदमत करने को मन में नई नई उमंग पैदा 
होगी । 


६ - मालूम होवे कि दुनिया में भी जब किसी की 
शादी होती है, तब पुरुष और स्त्री को आपस में किस 
कदर प्यार और अपनी ससुरालवालो में केसी मुहब्बत 
और उनको राजी रखने की किस कदर चाह मन में 
फौरन पैदा हो जाती है। फिर जो परमार्थ में किसी को 
इस बात का यकीन हुआ कि राधास्वामी दयाल कुल्ल 


मालिक और सर्व समर्थ और सब जीवों के सच्चे माला 
पिता हैं, और सब जीव उनके निज बच्चे हैं, तो जो 
उसके मन में राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु के 
चरनो मे (जो उनके निज भेदी और उनसे मिलाने वाले 
है) प्रीति और भाव जागा और कुल्ल जीवो की तरफ 
दया भाव पेदा हुआ, तो यह कुछ अचरज की बात नही 
है, बल्कि ऐसी हालत का पैदा होना फौरन वक्त आने 
यकीन के जरूर चाहिये, क्योकि यह निशान और सबूत 
यकीन का है और जो ऐसी हालत न होवे तो जानना 
चाहिये कि उसके यकीन में किसी कदर कसर है। 

७ - जब कोई लड़का वर्ष दो वर्ष का है, और उस 
वक्त उसका बाप वास्ते नौकरी या सौदागरी के विदेश 
में चला गया और बहुत आर्से तक घर पर न आया, तो 
जब वह लड़का होशियार हुआ और अपनी माँ से हाल 


| ७० ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 

अपने बाप का सुना, तो उसी वक्त उसको मोहब्बत 
बाप की तरफ पेदा हुई और उससे मिलने का शोक 
उसके दिल में जागा, इसी तरह जो जीव कि काल 
और माया के पैदा किये हुए पदार्थो में इस दुनिया में 
लिपट रहे हैं और अपने निज माता पिता और निज घर 
से बिलकुल बेखबर हैं, फिर जब सत सतगुरु (कि जो 
भेदी उस घर के हैं और सच्चे माता पिता के मुवाफिक 
जीवो का हित दिल मे रख कर उनके उद्धार के निमित्त 
इस दुनिया में आते हैं) भाग से मिले और उन्होंने भेद 
और महिमा कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल की सुनाई, 
उसी वक्त उन जीवों के मन में प्यार और भाव और 
शोक दर्शन राधास्वामी दयाल का जाग उठता है और 
उसी दिन से वह उस जतन में लग जाते हैं कि 
जिसकी कमाई करके एक दिन अपने निज घर यानी 
राधास्वामी धाम में पहुँच जावें। 

८ - ऐसी प्रीति और प्रतीत का जागना कोई 
अचरज की बात नहीं है, पर सत सतगुरु के बचन मे 
प्रतीत होनी चाहिए और नहीं तो हालत मन की फौरन 
नहीं बदलेगी । अलबत्ता कोई दिन सलसग करके और 
बचन बारम्बार सुन कर और अभ्यास करके और 
कुछ परचे अतर में पाकर प्रेम जागता जावेगा, और 
आहिस्ते २ एक दिन काम पूरा बन जावेगा। 


९ - अब समझना चाहिये कि जिन जीवों के मन में 
इस दुनिया का हाल देख कर ऐसा ख्याल पैदा हुआ 
कि यह देश ठहराऊ और हमारा नहीं है और यहाँ के 
सुख लुच्छ और नाशमान है ओर जो कोई कुल्ल रचना 
का करता है, वह कहाँ है और कैसे मिल सकता है और 


| ८ ] दूसराभाग [ ७१ | भाग 


कोई देश ऐसा भी ज़रूर होना चाहिये कि जो अमर हो 
और जहाँ का सुख और आनद भी सब सुखो का भडार 
और अमर हो और इन सब बातों के दरियाफ्त का 
शौक और खोज हर वक्त दिल मे लगा रहता है, सो 
जब इन जीवो को दर्शन सत सतगुरु या साध गुरु का 
मिलेगा, और वे भेद कुल्ल मालिक और निज घर का 
और जुगत चलने की समझावेंगे, तब वे फौरन प्रतीत 
उनके बचन की करके अभ्यास मे लग जावेंगे और 
उनके मन में प्रीति सच्चे मालिक और निज धाम की 
जाग उठेगी और वे सत सतगुरु (जो कि भेद देने वाले 
और पहुँचाने वाले उस घर के हैं) और प्रेमी जन के 
साथ निहायत दीनता और मोहब्बत करेंगे और इस 
दुनिया से किसी कदर बरदाश्ताखातिर यानी उदास 
होकर अपने निज घर की तरफ चलने की जिस कदर 
बन सकेगा, कोशिश करेंगे। ऐसे ही जीवों का नाम 
सच्चा परमार्थी है और उन पर दिन २ कुल्ल मालिक 
राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु की दया बढ़ती 
जावेगी । 

१० - इस वास्ते कुल्ल जीवों को जो फिक्र और 
विचार और गौर के साथ काम करते हैं और आख 
खोल कर दुनिया के कारोबार की जाँच करते हैं, 
मुनासिब है कि इसी मुवाफिक कार्रवाई करें यानी संत 
सतगुरु या साध गुरू का खोज करके उनसे सब भेद 
दरियाफ्त करें और कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल 
की प्रीति और प्रतीत हिरदे मे बसा कर, घर चलने का 
जतन और अभ्यास शुरू करें, तो एक दिन राधास्वामी 
दयाल की दया से निज घर में पहुँच कर अमर और 

पूर्ण आनंद को प्राप्त होंगे। 


| ७२ |] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


११ - बड़े अफसोस की बात होगी जो कोई संत 
सतगुरु के बचन की प्रतीत न लाकर, संसार मे ही 
माया के पदार्थो में लिपट कर भरमता रहेगा और अपने 
सब से बड़े घराने और सच्चे माता पिता कुल्ल मालिक 
का ख्याल न करके, मन और इद्रियो के हुक्म में बर्त 
कर, जनम मरन और देहियों के दुख सुख भोगला 
रहेगा । सिर्फ नर देही में जतन घर की तरफ चलने का 
बन सकता है और इस वास्ते ऐसे मौके को मुफ्त खो 
देना और अपने जीव के कल्यान के निमित्त कोई जतन 
न करना, निशान अभागता का हे, क्योकि समझने ओर 
निर्णय करने वाली बुद्धि और अभ्यास करने की ताकत 
पाकर जिस किसी ने कि उससे फायदा न उठाया, तो 
वह आत्मघाती हुआ यानी उसने अपने जीव का आप 
ही नुकसान किया। 

१२ - बचन नम्बर ६ मे थोड़ा बहुत सबूत इन पाच 
बालों का दिया गया है कि (१) राधास्वामी दयाल सर्व 
समर्थ और कुल्ल मालिक है और (२) सुरत या जीव 
उनकी अस यानी बालक है और (३) सिवाय सुरत 
शब्द मार्ग के और कोई रास्ता सहज और घुर पहुँचाने 
वाला नहीं है और (४) जो जीव उनकी सरन लेकर 
अभ्यास में लगेंगे, वही आहिस्ता २ एक दिन उनके 
चरनो मे पहुँच कर परम आनद को प्राप्त होंगे और (५) 
यह दुनिया बेगाना यानी माया का देश है और जो जीव 
यहाँ रहेंगे, वह जनम मरन और देही के दुक्खों से बच 
नहीं सकले । अब जीवों को चाहिये कि इस बचन की 
थोड़ी बहुत प्रतीत करके अभ्यास मे लगें, तो वे एक 
दिन निज घर मे पहुंच कर हमेशा को सुखी हो जावेगे, 


2 


| ९ ] दूसराभाग [ ७३ | भाग 
नही तो वे माया के देश मे आपने कर्मो के मुवाफिक 
नीच ऊँच योनि और स्थानों मे भरमते रहेंगो। 

१३ - हर एक को अपने असली नफे और नुकसान 
का विचार करके इस जिदगी में काम करना चाहिये, 
नहीं तो बहुत पछताना और अफसोस करना पड़ेगा 
और जब वक्त हाथ से जाता रहा, फिर वह पछताना 
फायदेमद न होगा। 


बचन ९ 
परमार्थी को सलसग मे और सतगुरु के 
सन्मुख परमार्थ की रीति और कायदो के 


सुवाफिक बर्ताव करना चाहिये 


१ - हर एक आदमी जब जो काम करता है या 
जैसी सोहबल में जाता है, तो उसी काम और सोहबत 
का रूप धारण करके, जो कायदे उस काम या सोहबत 
के मुक्रर हैं, उन्हीं के मुवाफिक बर्ताव करता है, जैसे 
विद्याथी जब स्कूल या पाठशाला में जाता है, लब वहाँ 
लिखने पढ़ने ही का काम करता है, और दूसरा काम 
वहाँ पर नहीं करता और इसी तरह से कचहरी वाले 
जब कचहरी मे जाते हैं, तब वहाँ की पोशाक पहन कर 
जो कार्रवाई कचहरी की है, सिर्फ वही काम करते हैं। 


२ - इसी तरह पर जो कोई परमार्थ का चाहने 
वाला है, उसको मुनासिब है कि जब गुरु या साध के 
सन्मुख या उनके सलसग मे जावे, तो वाद विवाद छोड़ 
कर चित्त से होशियारी के साथ बचन सुने ओर उनका | 


| ७४ |] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


मनन करे और भाव के साथ दर्शन करे ओर अतर और 
बाहर परमार्थ के कायदे यानी भक्ति की रीति के 
मुवाफिक बर्ताव करे, यानी बाहर से इन्द्रियों को किसी 
कदर रोके और एहतियात रक्खे कि अतर में सिवाय 
परमार्थी ख्यालों के ससारी तरगें न उठावे और गुरु 
और साध का थोड़ा बहुत उसी कदर भय और भाव करे 
जैसे कि अपने बाप दादे ओर बुजुर्गों का या जेसे अपने 
हाकिम का, क्योंकि वे परमार्थ के सच्चे बुजुर्ग और 
सच्चे हाकिम हैं। 


३ - जो जीव इस कायदे के साथ सच्चे गुरु के 
सन्मुख जावेगा, वह जरूर थोड़ा बहुत परमार्थ का लाभ 
यानी फायदा लेकर उठेगा और जो इसी तौर पर 
सतसंग में उसकी हाजिरी कुछ अर्से तक बराबर जारी 


रही, तो उसके मन की हालत जरूर थोड़ी बहुत 
बदलेगी, और सच्चे मालिक के चरनो का प्रेम उसके 
हिरदे में पैदा होकर दिन २ बढ़ता जावेगा ।। 


४ - सच्चे परमार्थी को कभी अगली पिछली टेक 
और अटक में भरमना नही चाहिये और सतगुरु के 
सन्मुख अपनी समझ बूझ या अपने ख्याल परमार्थ की 
निस्बत जोर देकर पेश करने नही चाहिये, बल्कि अपने 
तई अनजान समझ कर जो बचन कि सतगुरु निर्णय 
करके समझावें, उनको हित चित से धारन करना 
चाहिये। 

५ - जो कोई हाकिम वक्त या डाक्टर या हकीम के 
पास जाता है, तो वह अपनी नौकरी या मुकद्दमे की 
बाबत या अपनी बीमारी का हाल कहता है और जो 
हुक्म कि हाकिम देवे और जो दवा और परहेज कि 


2 


| ९ _] दूसराभाग [ ७५ | भाग 

डाक्टर तजवीज करे, उसके मुवाफिक कार्रवाई करता 
है, वहाँ हाकिम या डाक्टर की जात पॉत या उनकी 
बाहर या अतर की रहनी पर नज़र नहीं करता, इसी 
तरह जो कोई सच्चा परमाथी है, उसको लाजिम है कि 
साध गुरु के बचन और उनके अभ्यास की परख करे 
और जात पॉत और लक्षण वगेरा के ख्याल में न पडे, 
क्योकि इसकी क्या ताकत है, कि यह जो माया में गोते 
खा रहा है, ऐसे लोगों की जो कि मन और माया से 
किसी कदर या बिल्कुल न्यारे हैं, परख या जाँच कर 
सके, पर जो कोइ दिन उनका सग करेगा तो अलबत्ता 
थोड़ी बहुत निरख और परख आवेगी, यानी उनकी 
पहिचान इस बाल की थोड़ी कर सकेगा कि वे किस 
कदर ससार से जुदे हैं। 

६ - सच्चे परमार्थी को लाजिम है कि सलसग मे 
जाकर अपना काम करे और उसी का फिक्र रवरवे, 
और दूसरे परमार्थियो की तरफ न देखे और न उन के 
मुआमले में दखल देवे, लेकिन जो आपने से भक्ती में 
विशेष यानी परमार्थ की कार्रवाई में बेहतर नजर आवे, 
तो उसकी चाल आप भी इडख्तियार करे और जो मौका 
होवे और बन सके तो उससे मदद लेवे। 


७ - और यह भी मुनासिब है कि जिस कदर अपना 
शौक और उमंग होवे, उसको कम करके दिखलावे 
और ज्यादा दिखावा उसका न करे और अपनी ताकत 
से ज़्यादा काम बगेर अच्छी तरह सोचे और समझे इए 
न करे, नहीं तो थोड़ा बहुत रास्ते में झटका लगेगा। 
उसको चाहिये कि जो काम करे समझ और सोच कर 
धीरज के साथ करे और जितनी अपनी ताकत होवे, 


५ 


| ऽ६ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


उससे कुछ कम काम मे लावे और घबराहट के साथ 
जल्दी न करे, तो उसका रास्ता सुखाला चलेगा। 
खुलासा यह है कि हिरसा हिरसी और देखा देखी 
भारी काम परमार्थ के, एकाएक न कर उठावे लेकिन 
आहिस्ता २ चाल चलने से उन्हीं कामो को यह दुरुस्ती 
के साथ कर सकेगा । अपनी भक्ति और प्रेम को नित्त 
बढ़ाता जावे, उसके साथ इसकी ताकत भी बढ़ती 
जावेगी | 


८ - सच्चे परमार्थी को यह भी मुनासिब है कि 
किसी दूसरे सलसगी से, जो सलसग में शामिल होवे, 
किसी बात पर तकरार और इुज्जत या लड़ाई या 
झगड़ा या बैर और विरोध और ईर्षा न करे, नही तो 
उसके प्रेम और भक्ति मे मुफ्त खलल पड़ेगा, और 
तरक्की मे हर्ज होगा। जो किसी की चाल चलन इसको 
पसंद न होवे, या उसकी रहनी में नुक्स और कसर 
नजर आवे, तो मुनासिब है कि उसको प्रीति भाव के 
साथ एकान्त में समझोती देवे, और जो वह न माने, तो 
सतगुरु या साध से, जो सतसंग के अधिष्ठाता हैं, 
इत्तला कर देवे। उनको इखितियार है, चाहे जैसे उस 
शख्स के साथ बर्ताव करें। इस शख्स को चाहिये कि 
फिर उस सलसगी के मुआमले में दखल न देवे और 
जो इसका मन उससे मिलने और बात करने को न 
चाहे लो उससे मिलना और बोलना छोड़ देवे, फिर 
विरोध न करे और न इस बाल की हठ करे कि वह 
सतसग से खारिज कर दिया जावे, क्योंकि जो वह 
सतसग में पड़ा रहा, तो शायद आहिस्ता २ गढ़ जावेगा 
और विकारी अग उसके साफ हो जावेंगे और जो 


| ९ ] दूसराभाग [ ७७ | भाग 


सतसग से खारिज हुआ तो और कहीं उसकी गढ़त 
होनी मुमकिन नहीं है। 

९ - सच्चे परमार्थी को लाजिम है कि जो कोई 
चाल सतगुरु या सतसंग की उनकी समझ में न आवे 
और जाहिरा उसको ना-पसद या ना-मुनासिब मालूम 
होवे, तो उसकी निदा यानी बुराई किसी सतसगी या 
ससारी जीवों के सामने न करे और न अपने मन मे 
उसको बुरा समझे और ऐसा यकीन करे कि उस 
कार्रवाई मे जरूर कुछ न कुछ मसलहत होगी कि 
जिससे फायदा खास या आम या दोनो खास और आम 
परमार्थी लोगों का मंज़ूर है। 


१० - जो उसका मन इस बात को न माने और 
भरम उठावे, तो बेहतर होगा कि किसी गहरे प्रेमी 
सतसगी से उसका हाल एकान्त में दरियाफ्त करे, या 
जो मौका मिले तो खुद सतगुरु से बिनती करके पूछ 
लेवे, तब उसका सदेह रफा हो जावेगा। 

११ - मालूम होवे कि जहाँ कहीं सतो का सतसंग 
जारी होता है, वहाँ सच्चे परमार्थ का निर्णय करके 
उसके प्राप्ति की जुगत समझाई जाती है और वह 
जुगल ठीक २ उन्ही लोगो से कमाई जावेगी कि जिनके 
हिरदे में अपने जीव के सच्चे उद्धार और सच्चे मालिक 
के दर्शनो की जबर चाह है और जिन के मन में ससार 
की चाहे जबर हैं और परमार्थ का ख्याल थोड़ा है, 
उनसे वह जुगती शुरू में दुरुस्ती के साथ नहीं कमाई 
जावेगी, लेकिन जो सलसग और अभ्यास बराबर करते 
रहेंगे, तो कोई दिन में ससार की चाहें हलकी हो कर, 
परमार्थ की चाह उनके मन में भी जबर हो जावेगी और 


| ७८ |] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


फिर अभ्यास मे उनको भी रस और आनद मिलना शुरू 
हो जावेगा । 

१२ - लेकिन निपट ससारी जीवों से सतो के 
सलसग मे ठहरा नहीं जावेगा और न वहाँ के बचनो के 
सुनने और समझने की ताकत और बरदाश्त होगी। 
इस वास्ते कोई २ चाले सतसग मे ऐसी जारी की जाती 
हैं कि जिनको देख कर और सुन कर संसारी जीव 
सलसग में आकर खलल न डाले और सच्चे परमार्थियो 
पर अपने सग और ससारी बातों की छाया डाल कर, 
उनके अभ्यास में विघ्नकारक न होवें। 


१३ - ऐसी चाल के जारी होने मे परमार्थियों के प्रेम 
की तरक्की होती है और निपट संसारी लोग नजदीक 
नहीं आ सकते, दूर ही दूर से अपनी अन-समझता से 


निंदा करते हैं और झूठों को सलसग से हटाते हैं। 

१४ - सच्चे सतसगियो मे आपस में प्यार और 
मोहब्बत जरूर होवेगी, क्योकि जब उन सब का एक 
ही मतलूब और माशूक है ओर सिफ उसके मिलने की 
चाह हर एक के मन मे जबर है और हर एक अपने २ 
सुवाफिक उस एक ही काम के पूरा करने के लिये जिस 
कदर बन सके, मेहनत और कोशिश कर रहा है, तो 
इन सब का आपस मे मेल और इत्तफाक जरूर होगा, 
और एक दूसरे को मदद देने के वास्ते हमेशा तैयार 
रहेगा और जिस २ में ऐसा मेल नहीं है, तो समझना 
चाहिये कि उन लोगों की कार्रवाई और मतलब में कुछ 
न कुछ कसर है, पर जो वह सलसग में पड़े रहेंगे और 
थोड़ा बहुत अभ्यास करे जावेंगे तो आहिस्ता २ एक 
दिन उनकी भी सफाई हो जावेगी। 


नै न न न ने ने 


| १] दूसराभाग [ ७४ | भाग 
बचन १० 
संतों के बचन हरचंद अधिकारी प्रति हैं, 
पर कुल्ल जीवों को अपनी २ ताकत के 
सुवाफिक उनका मानना और उनके मुवाफिक 
अपनी रहनी और बरतावा दुरुस्त करना 
जरूर चाहिये | | 


१ - सतो ने जिस कदर बानी और बचन कहे हैं, 
वह सब उत्तम अधिकारी यानी लायक परमार्थी जीवों 
के वास्ते कहे हैं और उन्हीं की समझ में वे ज्यों के त्यो 
आवेंगे और उन्ही जीवो से उनकी कार्रवाई यानी 
अभ्यास दुरुस्ती के साथ बन पड़ेगा। 


२ - और जो जीव कि मध्यम दरजे के अधिकारी 
हैं, वह भी उन बचनो को समझेंगे और मानेंगे, पर 
उनसे कार्रवाई आहिस्ता २ बनती जावेगी और सतसग 
और अभ्यास करते २ कोई दिन में वे भी उत्तम 
अधिकारी हो जावेंगे। | 

३ - और निकृष्ट अधिकारी यानी जो तीसरे दरजे 
के जीव हैं, वे कोई दिन सलसग करके बचन के 
समझने के लायक होवेगे, और फिर आहिस्ता २ अभ्यास 
शुरू करेंगे, पर कुछ अर्सा चाहिये कि उनसे अभ्यास 
दुरुस्ती से बन पड़े। 

४ - और जो चौथे दरजे के जीव हैं, जिनको पामर 
और नीच कहते हैं, वे निपट ससारी और कर्मी और 
अहंकारी हैं। वे संतों के सतसंग में नहीं आवेगे और जो 


| ८० |] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


किसी सबब से आ गये, तो ठहर नहीं सकेंगे और न 
अभ्यास में शरीक होगे | 

५ - सतों की दया और समर्थता भारी और अपार 
है। वे जिस किस्म के जीवों को चाहें, चरनों में लगा 
कर, अपनी प्रीति की बख्शिश कर सकते हैं, पर आम 
दस्तूर और कायदा यही है जैसा कि ऊपर लिखा गया। 


६ - कोई जीव चाहे उत्तम अधिकारी होवें, चाहे 
मध्यम या निकृष्ट, बिना दया के कुछ कार्रवाई परमार्थ 
की दुरुस्ती के साथ नही कर सकते । इस वास्ते सब 
जीवों को चाहिये, कि जैसे बने तैसे सत सतगुरु के 
सन्मुख आवे, और जेसी तैसी सरन उनके चरनो की 
लेवे, तो अलबत्ता उनका परमार्थ का भाग जागना शुरू 
हो जावेगा और रफ्ता २ सत सतगुरु की दया के बल 
से कमाई करके, एक दिन पूरा काम बन जावेगा। हर 
तरह से महिमा संत सतगुरु की है और बिना उनकी 
दया के किसी जीव का सच्चा उद्धार नही हो सकता 


हे। 


७ - बचन नम्बर ८ और ९ की कदर और समझ 
प्रेमी जीव जानेंगे और वे ही उन बचनों के मुवाफिक 
थोड़ी बहुत कार्रवाई करके, अपने घट में रस और 
आनन्द पावेंगे और कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल 
की महिमा और उनके चरन केवल की प्रीति और प्रतीत 
उन जीवो के हिरदे मे दिन २ बढ़ती जावेगी और बाकी 
जीव उन बचनों को पढ़ कर थोड़ी बहुत समझ बूझ 
हासिल करेंगे, पर उनके मुवाफिक कार्रवाई उनसे पूरी 
तौर पर बिल्फेल नहीं बन सकेगी । कुल्ल जीवों का 
बर्ताव एक किस्म का नही हो सकता । हर एक किस्म 


2 


| १] दूसराभाग [ ८१ | भाग 


के जीवो की समझ बूझ और करनी मे फर्क रहता है, 
और उसी मुवाफिक उनके दरजे जुदे २ समझे जाते हैं, 
जैसे उत्तम मध्यम और निकृष्ट और नीच वगैरा। 

८ - सब जगह इसी तौर पर जीवो की कार्रवाई में 
दरजे है और थोड़ा बहुत फर्क रहता है, चाहे परमार्थ 
का काम होवे या दुनिया का। 


९ - पर जो सब जीवो का, जो एक संगत या 
फिरके या गिरोह मे शामिल हैं, मतलब और चाह एक 
ही है, तो सब के सब रल मिल कर उस काम को 
करेंगे और उस कार्रवाई मे एक दूसरे का मददगार 
रहेगा और आपस में उनकी इस सबब से प्रीति और 
प्रतीत भी मज़बूत और कायम होवेगी, क्योकि सब का 
मललूब यानी प्रिय पदार्थ एक ही है। 

१० - जब कि परमार्थ मे और खास कर संतों के 
सतसग में सब सतसंगियों का इष्ट एक ही है यानी 
कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल को सब मानते है और 
उन्ही के धाम मे पहुँचने का सब का इरादा है ओर इसी 
मतलब से सब कोई सतसग और अभ्यास करते है, तो 
आपस में इन सब जीवो की उसी तरह पर और उसी 
दरजे की प्रीति होनी चाहिये जैसे कि दुनिया में बहिन 
भाई और खास बिरादरी में होती है और एक को दूसरे 
की हर हाल और हर वक्त मे जिस कदर बन सके, 
मदद और पक्ष करना चाहिये। 

११ - जो २ सच्चे परमारशीं हैं, वे तो आपस मे 
जरूर उसी मुवाफिक बर्तेगे जेसा कि ऊपर लिखा गया 
है। पर जो संसारी हैं और किसी सबब करके परमार्थ 

। में शामिल हो गये हैं या जो कि अहंकारी और अप-स्वार्थी | 


| ८२ |] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


हैं और जिनके परमार्थ की चाह बहुत थोड़ी है, उनसे 
इस कायदे के मुवाफिक नही बर्ता जावेगा, यानी उनके 
मन में पूरा २ प्यार और भाव कुल्ल मालिक राधास्वामी 
दयाल और संत सतगुरु के चरनों मै नही आवेगा और 
न सतसंगी भाइयों में जेसे चाहिये प्रीति करेंगे, उनका 
बर्ताव सर्व अंग में बहुत करके ऊपरी होगा, किसी की 
भी प्रीति उनके अंतर में जेसी चाहिये, नहीं धसेगी। 


१२ - अब आम तौर पर यह बचन समझौती का 
कहा जाता है कि हर एक स्त्री और पुरुष को जो 
राधास्वामी मत में शामिल हैं ओर आइन्दा होवे, मुनासिब 
और लाजिम है कि परम पुरुष राधास्वामी दयाल के 
चरनों मे सच्ची और गहरी प्रीति और प्रतीत करे, और 
सलसग और अभ्यास करके उसको दिन २ बढ़ाते रहें 


और सतसंगी भाइयों और सलसगिनो में बहिन भाई की 
सी प्रीति करें और कुल्ल संगत को अपनी खास और 
निज बिरादरी समझें और प्यार भाव के साथ उनके 
साथ बर्तावा रवकरवें क्योकि इनका सग बराबर दयाल 
देश तक रहेगा और ससारी भाई और बिरादरी का संग 
सिर्फ इसी जिन्दगी यानी जनम तक का है। 

१३ - सलतसगियो को चाहिये कि आपस मे एक 
दूसरे की कसरों पर नज़र न करें और जो किसी में 
कोई कुचाल मालूम पड़े, तो उसको प्यार के साथ 
एकान्त मे समझा देवे। सतसंगियों या ससारियो मे 
उसकी कसर या ऐब को प्रकट करके उसकी गीबत में 
जाहिर न करें, क्योकि इसी का नाम निदा है और 
सलसगी को इस ऐब से बचना चाहिये । 


| १] दूसराभाग [ ८३ | भाग 


१४ - जो किसी सतसंगी या सतसगिन की भक्ति 
और प्रेम और अभ्यास की तारीफ सुने, तो उसकी ईर्षा 
करके मन में कुढ़ना या जलना नहीं चाहिये और 
उसका मन में नुकसान या बुराई चेतना या ख्याल 
करना नही, बल्कि इस बात की चौप अपने मन मे लावे 
कि जेसी भक्ति और प्रीति उस सतसंगी या सतसंगिन 
की है, वैसी ही आप भी पैदा करे, ताकि इसकी भी 
तारीफ होवे। 

१५ - सतसंगी और सलसगिन को जहाँ तक बन 
सके, किसी में औगुन दृष्टी लाना नही चाहिये क्योंकि 
उस शाख्स में चाहे वह औगुन होवे या नही, पर औगुन 
देखने वाले के मन में वह औगुन सही पैदा हो जावेगा 
और उसको अभ्यास के समय गुनावन उठा कर सतावेगा 
और जो ज़्यादा ख्याल उसका जम गया, तो जगह २ 
उससे निदा करावेगा। इसमें प्रकट नुकसान औगुन 
देखने वाले का होवेगा। इस वास्ते यह आदत जिस 
कदर जल्दी बने, छोड़ना चाहिये और जो कोई ऐसा 
औगुन किसी मे मालूम पड़े कि जिसके सबब से कुल्ल 
सगल की बदनामी होती होवे, तो उसको एकान्त में 
गुरु या साध या सतसगी से, जो संगत का अफसर 
होवे, कह देना मुनासिब है, ताकि वह मुनासिब तौर पर 
बदोबस्त उसका कर दे या इतनी एहतियात रखनी 
चाहिये कि किसी का कोई ऐब जहाँ तक मुमकिन और 
सुनासिब होवे, आम में प्रकट न किया जावे। 


१६ - खुलासा यह है कि हर एक सतसंगी और 
सतसगिन राधास्वामी मत के को लाजिम और मुनासिब 
है कि अपनी ताकत के ब-मूजिब जो २ बचन कि उनके 


र 


| ८४ |] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


फायदे के वास्ते कहे गये है उनको दिल और जान के 
साथ मानने और वर्तने में कोशिश करें ओर जिस कदर 
कि उनसे न माना जावे, उसी कदर अपने में कसर 
समझे और उसी कसर के दूर करने के वास्ते जतन 
और प्रार्थना करते रहे और अपने अतर में शरमाते और 
पछताते रहेँ, तो आहिस्ता २ एक दिन उनकी कसर दूर 
हो जावेगी और मेहर से उनकी रहनी और बर्तावा 
बचनों के मुवाफिक दुरुस्त हो जावेगा। 


बचन ११ 


राधास्वामी मत केवल दया का मत है और 
इस मल मे जीव का उद्धार सहज होता है 


१ - मालूम होवे कि जो राधास्वामी दयाल ने सुरत 
शाब्द मार्ग का उपदेश फरमाया है और उसके अभ्यास 
को ऐसा सहज कर दिया है कि औरत और मर्द, 
लड़का जवान और बूढ़ा, आसानी से कर सकता है। 
पर इस काम में हमेशा दया की ज़रूरत है, क्योंकि 
जीव निहायत निबल और अजान और भूलनहार है। 
इस वास्ते जो अभ्यास और भक्ति के काम कि इससे 
बनवाने मजूर हैं, वह सब कुल्ल मालिक राधास्वामी 
दयाल की दया से बनेगे। बगेर दया के जीव की ताकत 
नही है कि यह अभ्यास निर्विघ्न और बराबर कर सके, 
लेकिन जीव को चाहिये कि उनकी दया के भरोसे 
अपना इरादा मजबूत करके या हिम्मत बाँध कर कोशिश 
करे जावे। 


| ११ ] दूसराभाग [ ८५ | भाग 


२ - इसी तरह जो जीवों को समझाया जाता है कि 
मन और इन्द्रियो को अपने बस में लाओ और ससार 
और भोगों की तरफ से हटा कर अतर मे शाब्द और 
स्वरूप के आसरे लगाओ और आहिस्ता आहिस्ता ऊँचे 
देश की तरफ चढ़ाओ, पर जो कि जीव जन्मान जन्म 
और जुगान जुग और अनेक वर्षो से माया के घेर में 
पड़ा हुआ है और ससारियो के सग और भोगों के रसों 
मे फंसा हुआ है और अपने निज घर यानी सत्तपुरुष 
राधास्वामी देश की याद बिल्कुल भूल गया है और 
उसके मन और इन्द्रियों का झुकाव बाहर की तरफ 
कुटुम्ब परिवार और माया के पदार्थों में हो रहा है और 
हर वक्‍त उन पदार्थो की प्राप्ति के लिये जतन करता 
है, या उसी के ख्याल मे लिपटा रहता है, इस सबब 
से जो कभी सच्चे परमार्थ के बचन सुनता है, वह भूल 
जाता है और जो जुगल कि मन और इन्द्रियों के काबू 
मे लाने के वास्ते बलाई जाती है, वह ब-सबब दुनिया 
के ख्यालों के भरे होने के, इसके मन में कम ठहरती 
है और दुरुस्ती से नहीं बन पड़ती। इस वास्ते इस 
काम को भी थोड़ी बहुत दुरुस्ती से करने के लिये दया 
दरकार है और वह दया कुल्ल मालिक राधास्वामी 
दयाल जब २ और जेसा २ मुनासिब समझते हैं, करते 
रहते हैं। लेकिन जीव को चाहिये कि दुनिया और 
उसके भोगो से किसी कदर बेराग रक्खे और फिज़ूल 
ख्वाहिशें न उठावे । 

३ - संतों ने कहा है कि जब तक जीव की भूल 
और भरम किसी कदर दूर न होवे, तब तक मुनासिब 
है कि सलसग हर रोज़ एक बार या दो बार करता रहे। 

जो भाग से सत सलगुरु या साध का सतसंग मिल. 


| ८६ |] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


जावे तो बड़ी बात है, नही तो उनकी बानी और बचन 
का थोड़ा पाठ हर रोज़ एक या दो बार होशियारी के 
साथ समझ २ कर करना चाहिये। उससे भी बहुत 
फायदा होगा और भूल और भरम आहिस्ता २ कम होते 
जावेगे और जब २ मौका मिले तो साल भर में एक या 
दो बार या दो या तीन वर्ष मे एक बार वास्ते कम से 
कम एक या दो हफ्ता या ज्यादा के जरूर सलसग में 
शामिल होवे और उस वक्त जो कुछ कि अपने मन में 
संदेह और भरम होवें, उनको साफ करावे और जो 
कोई और विघ्न अभ्यास में हर्ज करते होवें, उनको भी 
दूर करावे। 

४ - यह सतसंग भी बिना दया के नहीं मिल सकता 
है, और राधास्वामी दयाल सच्चे परमार्थियो पर आप 
दया करके जब २ मुनासिब होता है, उनकी चाह पूरी 
करते हैं, यानी जब तब मौज से ऐसा ब्यौंत बनाते हैं 
कि जिसमें वे सतसंग में शामिल होकर उस से फायदा 
उठावे, और जो ऐसा ब्यौत न बने तो सच्चे सतसगी से 
उनका मेल कराकर परमार्थ के गहरे और रसीले बचन 
उनको सुनवाते है कि जिस मे उनके कारज का बनाव 
जारी हो जावे, लेकिन जीव को चाहिये कि सलसग में 
शामिल होने के लिये सच्चे मन से चाह उठाता रहे, 
और जो बदोबस्त इसके इसखि्ितियार मे होवे, करता रहे। 


५ - सब जीव जैसा कि चाहिये अभ्यास या करनी 
नहीं कर सकते। इस वास्ते राधास्वामी दयाल ने ऐसी 
मोज फरमाई है कि जो जीव सच्चे होकर उनके चरनो 
की सरन लेवेंगे और अपनी ताकत के मुवाफिक शोक 
के साथ करनी भी करे जावेंगे, यानी अपने कुल्ल काम 


| ११]... दूरा भा... [ ८७ | भाग 


परमार्थी और स्वार्थी उनकी मौज के आसरे करेंगे, तो 
वे उनकी हर तरह से सम्हाल और रक्षा फरमा कर 
जिस कदर अभ्यास और करनी वास्ते उनके उद्धार के 
जरूर होगी, उनसे आप करा लेंगे और अखीर वक्त 
पर उनको आप अपने चरनों की अमृत धार में लपेट 
कर जिस स्थान पर कि मुनासिब समझेंगे ऊँचे और 
सुखाले देशा में बासा देवेगे और जो करनी वास्ते 
पहुँचने धुर स्थान के बाकी होगी, उसको जीव को 
दुबारा जनम देकर और फिर सतसग मे शामिल करके 
पूरी करावेंगे ओर इस तरह उसका कारज पूरा करेंगे। 

६ - खुलासा यह कि हर तरह कुल्ल मालिक 
राधास्वामी दयाल जीवो पर अपनी दया फरमा कर हर 
हालत में उनका गुजारा करते हैं और परमार्थ मे खास 
कर जो कोई उनकी सरन दृढ़ करके सच्चे मन से 
लेवेगा, उसके जीव का काम बनावेंगे यानी उस का 
पूरा उद्धार करेंगे। 

७ - सच्ची सरन के धारन करने के वास्ते जरूर है 
कि गहरी प्रीति और प्रतीत राधास्वामी दयाल के चरनों 
मे होवे और जब सतसंग करके मन में विशवास आया 
और थोड़ा बहुत प्रेम जागा, फिर जिस कदर कि 
अभ्यास इस जीव से आसानी के साथ बन पड़े, वही 
उसके उद्धार के वास्ते काफी होगा, यानी राधास्वामी 
दयाल अपनी मेहर और दया से जिस कदर करनी 
ज़रूरी और मुनासिब है, आप करा लेवेगे और जीव को 
दयाल देश में बासा देवेंगे। 


८ - राधास्वामी दयाल का हुक्म है कि जो कोई 
अपनी करनी पूरे तौर पर करके निज देश मे पहुँचना 


| ८८ |] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


चाहे, उसको चाहिये कि गहरा अभ्यास करे और मन 
और इद्वियों को रोक कर काबू में लावे, और सुरत को 
चढ़ा कर मुकाम २ पर पहुँचावे, तब एक दिन घुर धाम 
में पहुँचेगा और ऐसी करनी वाले के संग दया बराबर 
रहेगी और वे दयाल अपना खास सहारा देकर कारज 
बनावेंगे। 


९ - और जिन जीवों से कि इस कदर मेहनत 
अभ्यास की ओर कार्रवाई मन ओर इद्वियों को रोकने 
और काबू में लाने की नहीं बन पड़ती है, पर सरन 
सच्चे मन से राधास्वामी दयाल के चरनों की धारन कर 
रहे हैं, उनको चाहिये कि प्रीति और प्रतीत चरनों में 
बढ़ाते रहें और जिस कदर और जैसा बने अभ्यास भी 
करे जावे, तब राधास्वामी दयाल अपनी मेहर से उनके 


जीव का कारज आप बनावेगे जेसा कि इन कड़ियो में 
दया से आप फरमाया है। 
धीरज धरो करो सतसंगत, मेहर दया से लेउ सुधारा। 
वह तो रूप दिखा कर छोड़े, तुम जल्दी क्यों करो पुकारा। 
तुम्हरी चिंता मैं मन धारी, तुम अचित रह धरो पियारा। 
सशय छोड़ करो दृढ़ प्रीती, और परतीत सँवारा। 
यह करनी मैं आप कराऊं, और पहुँचाऊं धुर दरबारा। 
और कबीर साहिब ने भी अपनी बानी में ऐसा ही 
कहा है। 
दोहा 
मत तू हंसा डिगमिगे, गहो मेरी परतीत। 
काल मार मर्दन करूं, ले चलूँ भौजल जीत।। 
१० - इस वास्ते जो जीव कि राधास्वामी दयाल 
की सरन मे आये है, उनको चाहिये कि उनकी दया की 


| ११]... दूरा भागा. [ ८९४ | भाग 


प्रतीत और भरोसा दृढ़ करके जिस कदर कि उनसे 
बने, करनी करे जावे। बाकी काम जो कुछ होगा, 
राधास्वामी दयाल आप संवारेगे। 

११ - और मालूम होवे कि सरन लेने से यह 
मतलब नहीं है कि कुछ भी करनी न करें यानी न 
सलसग और अभ्यास करें और न प्रीति और प्रतीत की 
तरक्की में कोशिश करें। 


१२ - जो जीव ऐसी समझ धारन करेगे, उनको 
समझना चाहिये कि वे आलसी और बे-परवाह हैं और 
दया के लेने की काबलियत नहीं रखते और इस वास्ते 
जब तक वे हिम्मत बाँध कर अपनी कोशिश न करेंगे, 
तब तक उनके कारज का बनना भी शुरू नहीं होगा। 


१३ - जो कोई दरियाफ़्त करे कि बिना पूरी करनी 


कराने और कर्मो के काटने के राधास्वामी दयाल दया 
और मेहर से केसे जीव का उद्धार करते हैं, तो जवाब 
उसका यह है। 

१४ - वे अपनी दया से सचित और प्रारब्ध कर्मो 
को उनका भोग जल्द २ कराके और फल उनका मन 
भर की जगह सेर भर मे भुगता कर बहुत से इसी 
जनम मे कटवा देते हैं और उन करमो का असर मन 
का सेर भर और सूली का काटा इस तौर पर हो जाता 
है कि जीवों को उनके नाम के आधार और चरन सरन 
के भरोसे से तकलीफ बहुत कम व्यापती है यानी ऐसी 
हालत में मन और सुरत उनके मोज से इस कदर 
अंतर मे खिचे ओर तने रहते हैं कि दुख सुख का असर 
उन पर ब-निस्बत ससारी जीवो के कम व्यापता है। 


| ५० |] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 

१५ - क्रियमान कर्म का बधन सरन वाले जीवों को 
बहुत कम या बिलकुल नही होता है, क्योकि जो काम 
कोई आसा धरके वे करते है, उसमे मौज को निहारते 
रहते है और चाहे उनका मन मौज के साथ मुवाफिकत 
करे या न करे, वे अपनी मेहर से उन कर्मो के नतीजे 
यानी मतलब को इस तौर पर मोड़ देंगे कि जिसमें 
जीवों का परमार्थी फायदा निकले और दुनिया का भी 
काम जिस कदर जरूरी और मुनासिब है, औसत दरजे 
पर बनता चला जावे और उनके मन का बधन उसमें 
ज्यादा न होने पावे और सतसंग कराके जीवो के मन 
में से दुनिया की फिज़ूल चाहें और आसा और मन्सा 
घटाते चले जाते हैं। इस रीत से क्रियमान कर्म उनको 
बाँध नही सकते। 

१६ - जो मेहर से उन जीवों से भक्ति और प्रेम की 
करतूत जेसे सतसग और सुमिरन और ध्यान और 
भजन और बानी का पाठ और सत और साध और प्रेमी 
जन की तन मन धन से सेवा कराते जाते हैं, इससे 
उनके मन और सुरत दिन २ माया और उसके पदार्थों 
से उपराम होते जाते हैं यानी इद्रियों के घाट से हट 
कर दिन २ ऊँचे की तरफ चढ़ते है और अंतर और 
बाहर दया और मेहर के परचे पाकर प्रीति और प्रतीत 
बढ़ती जाती है और राधास्वामी दयाल के दर्शन और 
उनके धाम में पहुँचने की उमंग जागती जाती है। 


१७ - इस करनी के फल का कुछ हिसाब नहीं हो 
सकता यानी दिन २ उन जीवों का प्रेम बढ़ता जाता है 
और काल और करम और माया के घेर से उबार होता 
जाता है और ससारी चाह और करतूत दिन २ घटती 


| ११ ] दूसराभाग [ ९१ | भाग 


जाती है और उस के भोग और पदार्थों से चित्त हटता 
जाता है। 

१८ - इस तौर से जीव के सच्चे उद्धार और उबार 
मे किसी तरह का शक और सदेह बाकी नही रहता 
और जो जीव कि सच्चे परमार्थी हैं और राधास्वामी 
दयाल की सरन में आये हैं वह ऊपर की लिखी हुई 
बालो की जॉच कर सकते है और अपनी हालत दिन २ 
बदलती हुई कुछ आरसे के अभ्यास के बाद देख कर 
और राधास्वामी दयाल की मेहर और दया की परख 
करके निश्चय इस बात का कर सकते हैं कि जरूर 
सुरत शब्द मार्ग का जिस कदर बन सके अभ्यास 
करके और राधास्वामी दयाल के चरनों की सरन दृढ़ 
करके उनके जीव का सच्चा कल्याण और उद्धार 
मुमकिन है। 

१९ - राधास्वामी मत मे कोई काम जब्र और 
कठिनता के साथ नहीं कराया जाता। जिस कदर 
कार्रवाई कि जारी है, सब सहज तौर पर कराई जाती 
है, किसी चीज का जबरदस्ती त्याग नही कराया जाता, 
और न किसी बात को जबरदस्ती मनवाया जाता है, 
और न कोई काम ताकत से ज्यादा कराया जाता है। 
जिस कदर जिसकी उमंग है, उसी कदर वह कार्रवाई 
करता है। खुलासा यह कि कुल्ल कार्रवाई परमार्थ की 
इस मत में जीवो की सरधा और उमंग और शौक और 
प्रेम पर मुनहसर है। 


२० - सच तो यह है कि ऐसा ऊँचा और सच्चा 
और पूरा मत और ऐसा गहरा और धुर पहुँचाने वाला 
अभ्यास आज तक कही और किसी वक्त में ऐसी 


| ४२ |] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


आसानी के साथ जेसी कि अब राधास्वामी दयाल ने 
कर दी है, प्रकट नहीं हुआ। इस मत में कुल्ल जीव 
कुल्ल कौमों और मुल्कों के शामिल हो सकते हैं और 
उसके अभ्यास की कमाई थोड़ी बहुत करके राधास्वामी 
दयाल की दया लेकर सहज में बगेर ज़्यादा मेहनत 
और तकलीफ के, इसी जनम यानी जिन्दगी मे अपनी 
मुक्ति और उद्धार का सबूत पाकर थोड़ी बहुत शान्ति 
और आनन्द और निचिताई हासिल कर सकते है। 


२१ - यह मत और यह अभ्यास कुल्ल मालिक 
राधास्वामी दयाल ने आप संत रूप धारन करके इस 
दुनिया मे प्रकट किया और जो कि वे कुल्ल रचना के 
सच्चे माता पिता हैं और सब जीवों का हित उनको 
बराबर मज़ूर है इस वास्ते यही मत और यही अभ्यास 


कुल्ल जीवों के वास्ते जारी फरमाया यानी कुल्ल मुल्कों 
के जीव इस मे शामिल होकर सहज मे इसकी कार्रवाई 
और कमाई करके अपना उद्धार करा सकते हैं। 

२२ - जो कोई सच्चे खोजी और दर्दी परमार्थ के 
हैं, उनको यह बचन प्यारा लगेगा और वे सतसग अंतर 
और बाहर करके जो २ बातें कि ऊपर लिखी गई हैं, 
उनकी जाँच और राधास्वामी दयाल की मेहर और दया 
की परख करके मगन होवेंगे और जिनके मन मे खोज 
और दर्द नहीं है, वे इस बचन की प्रतीत नहीं करेंगे 
और वे न तो सलसग में शामिल होकर और बचन सुन 
कर ख़ुश होंगे और न अंतर में अभ्यास कर सकेगे। 
फिर उनको जाँच और परख कुल्ल मालिक राधास्वामी 
दयाल की मेहर और दया की कि जो वे जीवों पर कर 
रहे हैं, कैसे हो सकती है ओर फिर राधास्वामी मत और 


` 


| ११ ] दूरा भा. [ ९३ | भाग 
उसके अभ्यास की बडाई का यकीन केसे हो सकता 


हे। 


२३ - जिस किसी ने एक या दो या ज्यादा बार 
सतसंग करके राधास्वामी मत को अच्छी तरह समझ 
लिया है और संशय और भरम उसके दूर हो गये हैं 
और निश्चय उसका और सरन राधास्वामी दयाल के 
-चरनो में पक गई है और भक्ति मार्ग यानी परमार्थ के 
कायदे और रीति अच्छी तरह समझ लिये हैं और 
उसके मुआफिक जिस कदर बनता है, बरताव भी 
करता है और अपने मन और इन्द्रियो की चाल की 
निरख परख करके बचनो के मुआफिक उनकी सम्हाल 
और सफाई मे कोशिश करता रहता है और अभ्यास 
जहाँ तक मुमकिन है, राधास्वामी दयाल की दया लेकर 
दुरुस्ती से करता है और जो विघ्न उसमें खलल 
डालते है, उनको परख कर, उनके दूर करने का 
जलन जेसा कि मुनासिब है, करता है और अलर और 
बाहर थोड़ी बहुत मेहर और दया राधास्वामी दयाल की 
अपने ऊपर परखता है, उसको ज्यादा जरूरत सतस 
में आने की नहीं है, क्योंकि उसको बानी और बचन के 
पाठ और अलर के अभ्यास और बचनो के मनन और 
विचार से वह फायदा हासिल हो सकता है, जो सलसग 
में प्राप्त होगा, लेकिन जब उसका दिल चाहे और 
मौका मिले तब उसको इखितियार है कि सलसग में 
शामिल होकर उसका आनन्द और बिलास हासिल 
करे। 

२४ - जो लोग कि बहुत दूर देश में रहते हैं, 
उनको चाहिये कि एक बार लो जब और जैसे मौका 


५ 


| ५४ |] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


मिले, जरूर सतसंग में शामिल होवें और जो यह 
मुमकिन न होवे तो उन सतसंगियों का जो एक या दो 
बार सतसग में शामिल हो चुके हैं, सतसग करके अपने 
सशय और भरम दूर करावे और प्रीति और प्रतीत 
चरनों में राधास्वामी दयाल के बढ़ावे और पोथी सार 
बचन वगैरा को समझ २ कर अकसर पढ़ते रहें। 


बचन १२ 


चेत कर सतसंग और अभ्यास करके 
परमार्थी चिन्ता और खटक हिरदे में पैदा 
करना कि जिससे पूरा काम बन जावे 


१ - जो कि राधास्वामी मत कुल्ल मालिक से 
मिलने और उसके धाम में बासा पाने का मत है, इस 
वास्ते इसके रक्षक, और जो जीव कि सच्चे मन से 
शामिल होवें, उनके सम्हालने वाले, और धुर घर मे 
पहुँचाने वाले, राधास्वामी दयाल आप हैं। बिना उनकी 
मेहर के कोई जीव इस मत में सच्चा होकर नहीं लग 
सकता और न दुरुस्ती से कार्रवाई उसके अभ्यास की 
जारी रह सकती है। 

२ - जो जीव कि सतसग में आवे और बचन चित्त 
देकर बिना पक्षपात सुनें और अपनी विद्या बुद्धि और 
चलुराई को पेश न करें, तो थोडे दिन के सतसग करने 
में यह मत उनकी समझ में अच्छी तरह आ सकता है 
और सदेह और भरम दूर हो सकते है। तब जो जीव 
कि सच्चे खोजी और ददी है ओर दुनिया का हाल देख 


| १] दूसराभाग [ ९५ | भाग 


कर उनके मन मे किसी कदर वैराग आया है, वे 
राधास्वामी दयाल की बानी और बचन सुन कर जरूर 
मगन होंगे और अंतर में सलसग का रस लेकर तृप्त 
होते जायेंगे। ऐसे जीवों को राधास्वामी दयाल अपने 
सतसग में लगावेंगे और रास्ते का भेद और जुगल 
चलने की दरियाफ्त करके वे जीव अभ्यास शुरू कर 
देगे। 


३ - लेकिन जो जीव कि अधिकारी यानी सच्चे दर्दी 
नहीं हैं, वे जो इत्तिफाक से सतसंग में आ भी जावेंगे, 
तो पक्षपात अपने खानदानी मत की नही छोड़ेंगे और 
बचन उलटे सुलटे कह कर संतों के बानी और बचन 
को अच्छी तरह नहीं समझेंगे और एक दो या तीन बार 
सतसग में आकर बैठ रहेंगे, और बाहर निकल कर 


अपनी ओछी बुद्धि और मत के मुवाफिक सत मत की 
निदा करेंगे। ऐसे जीव सतसंग मे लगाने के लायक 
नहीं हैं। पर उनके मन में भी बीजा पड़ जावेगा और 
किसी न किसी वक्‍त जब उनके कर्मो का भार किसी 
कदर हलका हो जावेगा, तब वह बीजा अकुर पेदा 
करेगा, यानी वे जीव फिर सतसग में आवेगे और 
होशियारी के साथ बचन सुन कर मानेगे, और थोड़ा 
बहुल अभ्यास भी उनसे बन पड़ेगा। 


४ - सच्चे परमार्थी जीव जो सतसग और अभ्यास 
मे लगाये गये हैं, उनकी प्रीति और प्रतीत राधास्वामी 
दयाल के चरनो मे और सुरत शब्द मारग की कमाई में 
दिन २ बढ़ती जावेगी, यहाँ तक कि मन और इन्द्रियो 
के भोग उनको कम प्यारे लगेंगे और आलस और नीद 
और भूख आहिस्ता आहिस्ता कम होती जावेंगी और 


| ६ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


गुरु दर्शन और सतसंग और प्रेमी जन में प्यार बढ़ता 
जावेगा और राधास्वामी नाम और राधास्वामी दयाल के 
चरन उनके हिरदे में किसी कदर बस जावेगे। ऐसे 
जीवों को राधास्वामी दयाल अपनाते हैं यानी उनकी 
रक्षा और सम्हाल हरदम मज़ूर है और अतर और बाहर 
उनको परचे मेहर और दया के मिलते जावेंगे। 


५ - फिर उन्ही जीवों की सरन राधास्वामी दयाल 
के चरनों में दृढ़ और मज़बूत होती जावेगी और वे ही 
जीव अपने मन और इच्द्रियों के हाल और चाल की 
निरख और परख दुरुस्ती से कर सकेंगे ओर ना-मुनासिब 
और गैर वाजिब ख्वाहिश ससार की उनके मन में कम 
उठेगी और जब २ उठेंगी लो फौरन उनको वे रोकेगे 
और हटावेंगे और जब कभी भूल चूक कर या पुरानी 
आदत और स्वभाव के मुवाफिक ऐसी चाहों मे कभी २ 
बह जावेगे, तो जल्द होशियार होकर अपनी हालत पर 
झुरेगे, पछतावेगे ओर शारमावेगे और प्रार्थना करेंगे और 
उस दिन कुछ भजन और ध्यान ज़्यादा करेंगे ताकि जो 
नुकसान और हर्ज मन और इन्द्रियो की कुचाल से हुआ 
है, उसकी सम्हाल हो जावे। 

६ - फिर आहिस्ता २ उन जीवो की ऐसी हालत 
होती जावेगी कि उनको झीना यानी बारीक ख्याल 
परमार्थ यानी राधास्वामी दयाल के चरन केवल का 
थोड़ा बहुत हर वक्‍त रहेगा, और अपनी हालत की 
परख और जाच हर रोज करते रहेंगे ओर दिन २ बचनो 
के मुवाफिक अपने मन और इच्द्रियों की दुरुस्ती और 
सफाई और सम्हाल करते जावेंगे और मन और 
सुरत को समेट कर ध्यान और भजन के वसीले से 
आहिस्ता २ निज घर की तरफ चढ़ाते जावेंगे। 


| १] दूसराभाग [ ९७ | भाग 


७ - अब समझना चाहिये कि जब तक कोई 
सतसगी इस तौर पर कि जैसा ऊपर लिखा है, चेत 
कर सतसंग करके अभ्यास में थोड़ी बहुत मेहनत 
दुरुस्ती के साथ नहीं करेगा और सतसंग में अच्छी 
तरह निर्णय करके राधास्वामी दयाल के सर्व समर्थ 
और कुल्ल मालिक होने का और यह कि सुरत शाब्द 
मार्ग के सिवाय और कोई अभ्यास ऐसा आसान और 
धुर पहुँचाने वाला नहीं है, पूरा निश्चय धारण नहीं 
करेगा और अपने मन और इन्द्रियों की निरख परख 
यानी चौकीदारी होशियारी के साथ नहीं करेगा, तब 
तक उसकी तरक्की परमार्थ की, राधास्वामी मत के 
सुवाफिक जैसा चाहिये, नहीं होवेगी, और न उन की 
दया और मेहर की परख और जाच आवेगी कि जिससे 
उनके चरनों में प्रीति और प्रतीत दिन २ बढ़ती जावे 
और सरन दृढ़ होती जावे। 


८ - ऐसी हालत जैसी कि दफा ६ में लिखी है, 
जिस किसी को दया से हासिल होती जावे, तो जानना 
चाहिये कि वही जीव मेहरी और बड़ भागी है और वही 
एक दिन गुरुमुख बन जावेगा क्योकि सत्तपुरुष 
राधास्वामी दयाल के चरन उसके हिरदे में बस गये, 
और वे दिन २ संशय और भरम और ससारी चाहों का 
कूड़ा करकट उसके हिरदे से निकाल कर एक दिन 
पूरी सफाई कर देंगे और राधास्वामी दयाल की प्रीति 
की खटक ऐसी उसके हिरदे में पैदा कर देंगे कि वह 
किसी वक्त और किसी काम में नहीं बिसरेगी। फिर 
ऐसे जीव अपने उद्धार की सूरत अपनी ज़िदगी मे आप 
देख कर मगन हो जावेंगे और जब तक उनका देह 
_ और संसार में बासा है, तब तक होशियारी से कार्रवाई , 


| ५८ |] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


करते रहेगे कि जिस में माया और मन ताकत पाकर 
किसी तरह से उनके काम मे विघ्न न डाले। 


९ - इस वास्ते सब सतसगी और सतसगिनों को 
मुनासिब हे कि जिस कदर जिससे बन सके राधास्वामी 
दयाल की दया का बल लेकर इसी तौर से जैसा कि 
ऊपर जिक्र हुआ है, होशियारी के साथ सतसंग और 
अभ्यास करें और प्रीति और प्रतीत राधास्वामी दयाल 
के चरनो में बढ़ाते और पकाते जावें कि जिसमे उनका 
काम जल्दी बन जावे, और किसी तरह का सशय और 
भरम मन मे बाकी न रहे और किसी कदर सच्ची 
खटक उनके हिरदे में बस जावे कि जिससे कुल 
कार्रवाई परमार्थ की दुरुस्ती से जारी रहे और दिन २ 
तरक्की होती जावे और संसारी स्वभाव और आदतें 
परमार्थी चाल के साथ बदलती जावें। 


बचन १३ 


मज़बूत करना, प्रतीत और प्रीति का 
राधास्वामी दयाल के चरन केवल मे 


१ - कुल कामों में चाहे परमार्थी होवें, चाहे दुनिया 
के, पहिले प्रतीत और यकीन दरकार है। जब तक कि 
जीव को पूरी प्रतीत और यकीन किसी अच्छे काम का 
नहीं होता, तब तक वह उस काम को प्रीति और 
दुरुस्ती से नहीं करता और न नाकिस काम के करने 
से खौफ खाता है। 


| ३३] दूसराभाग [ ९९४ | भाग 


२ - प्रतीत में बहुत दरजे हैं, लेकिन बिना गहरी 
और पूरी प्रतीत के (कि जो किसी वक्त और किसी 
हालत में चाहे दुख होवे या सुख, डिग न जावे, और 
एक रस कायम रहे) पूरा काम नहीं बन सकला और 
वैसे तो जिस कदर जिसकी प्रतीत है, उसी कदर 
उसको फायदा और फल उसका जरूर मिलेगा । 

३ - पूरी प्रतीत का दृष्टांत यह है कि (१) जैसे 
किसी को कहा गया कि तेरे फला मकान में जमीन के 
अन्दर इतनी गहराई पर खजाना है, जो उसको इस 
बात की प्रतीत आगई तो वह जरूर उसका खोदना 
शुरू करेगा ओर जब तक कि खज़ाना नही निकले, तब 
तक बराबर मेहनत के साथ खोदना जारी रवरवेगा और 
(२) जैसे किसी को कहा गया कि तेरे फला मकान मे 
जहरीला सर्प है, तो वह जब तक कि उस सर्प को 
निकालने का बदोबस्त न हो जावेगा, तब तक खौफ के 
मारे उस मकान में नहीं जावेगा। 


४ - इसी तरह परमार्थ के मुआमले मे जब तक कि 
गहरा सतसंग करके यानी तवज्जह और दुरुस्ती के 
साथ बचन सुन कर और उनका मन में अच्छी तरह 
विचार करके पूरी प्रतीत राधास्वामी दयाल के चरनों मे 
कि वे कुल मालिक और सर्व समर्थ हैं, न आवेगी, तब 
तक मन थोड़ा बहुत डावॉडोल रहेगा यानी जब तब 
इधर उधर भरम उठाता रहेगा और जब तक ऐसी 
हालत रहेगी, तब तक जो अभ्यास कि सत सतगुरु ने 
बताया है, दुरुस्ती से नहीं बनेगा और उसका थोड़ा 
बहुत रस भी जैसा कि चाहिये, नहीं आवेगा और फिर 
राधास्वामी दयाल के चरनो में प्रतीत भी नही बढ़ेगी । 


4 


| १००] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


५ - ऐसी प्रतीत के आने में कितने ही विघ्न अपना 
जोर करते हैं और वह आगे लिखे जाते हैं और उनके 
दूर करने का जतन भी लिखा जाता है। यह विघ्न या 
तो प्रतीत को डिगमिग कर देते हैं या भुला देते हैं या 
उस में सदेह पैदा कर देते हैं कि यह बात सच्ची है या 
नहीं और इसमें वह फल जो कि संतों ने कहा है, 
मिलेगा या नही, और यह बिघ्न यह हैं :- पहले विशेष 
चाह मन और इन्द्रिय के भोग बिलास की और लगे 
रहना उसी ख्याल और जलन मोें। दूसरे टेक और 
पकड अपने घराने के इष्ट और मत में | तीसरे पकड 
और अटकाव उन बातो मे जो विद्यावान और चतुरे 
लोगों ने मालिक और उसके मतों की निसबत अपनी 
किताबों में लिखी हैं। चौथे पकड़ अपनी बुद्धि की 
समझौती में जो और मतों का हाल पढ़ कर और सुन 
कर और थोड़ी बहुत विद्या हासिल करके पैदा की हैं। 
पॉचवे बे-वौफी मौत और नरकों के दुक्खो से और 
बे-परवाही निसबल अपने जीव के कल्यान के। छठे 
अपनी अनजानता और ओछी समझ करके निंदको के 
बचन सुन कर भरम जाना। सातवे पुराने इष्ट और 
पिछले महात्मा और औतार और देवताओं में जो कुल्ल 
मालिक राधास्वामी दयाल के नीचे और उनके पैदा 
किये हुये हैं, भाव का होना और मन में थोड़ा बहुत 
ससारी नफे या नुकसान का खौफ करके उस भाव का 
कायम रहना | आठवें अभ्यास यानी भजन और ध्यान के 
वक्त जैसा मन चाहता है रस के न मिलने से मन का 
रूरखा और फीका या निरास हो जाना। नवें अपनी या 
अपने कुटुम्बियो की तकलीफ के वक्त राधास्वामी 
दयाल के चरनों में प्रार्थना करने से और उस तकलीफ 


2 


| ३३] दूसराभाग [ १०१ | भाग 


के जल्द दूर न होने या घटने से चित्त का दुखी और 
किसी कदर सुस्त और निरास हो जाना। 


६ - पहिले विघ्न की निस्बत इस कदर बयान 
करना काफी है कि दुनिया के कारखाने को नज़र-गौर 
से देखना और उसके भोग और पदार्थो को लुच्छ और 
नाशमान समझ कर और अपनी मौल की याद चित्त मे 
लाकर उनकी चाह और कदर किसी कदर मन से कम 
करना और दुनियादारों के व्यवहार और बर्ताव को जाँच 
कर उसका पूरा भरोसा न करके चित्त से उनकी कदर 
को घटाना । यह बात कोई दिन मे चेत कर सलसग 
करके हासिल होगी। वाजबी और जरूरी चाह और 
कदर दुनिया के सामान की (जिस कदर कि अपने 
औसत दरजे पर गुजारे के लायक दरकार होवे) करने 
में हर्ज नहीं है, लेकिन तृष्णा और फिज़ूली परमार्थ में 
विघ्न कारक है। 


७ - दूसरा विघ्न खूब समझ २ कर सलसग करने 
और राधास्वामी मत के उसूल और कायदे अच्छी तरह 
से समझने से दूर हो सकता है। 

८ - खोजी और ददी जीवों को ऐसा ख्याल नही 
रखना चाहिये कि जो ऊँचे से ऊँचा और सच्चे मत का 
हाल सुने तो उसको अपने घराने के पुराने मत से 
मिला कर जैसे बने तैसे एक ही और बराबर माने। 
क्योकि दुनिया में हर एक चीज़ में दरजे हैं और इसी 
तरह परमार्थ मे भी बहुत दरजे है और हर एक मत एक 
एक दरजे से ताल्लुक रखता है, फिर सब मत बराबर 
कैसे हो सकते हैं, इस वास्ते जो मत कि सब से ऊँचा 
और गहरा है, और उसके पेट मे सब दरजे आ गये हैं, 


2 


| १०२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


तो वही मत सब से बड़ा है और यह बात सिफ 
राधास्वामी मत मे पाई जाती है, इस वास्ते अपने जीव 
के कल्यान के लिये उसको सब से बड़ा मानना जरूर 
है और अपने पुराने और ओछे मत की टेक को छोड़ना 
मुनासिब है। 


९ - तीसरे विघ्न की निस्बत इतना बयान करना 
काफी होगा कि जितने विद्यावान और चतुरे पुराने 
वक्तों में हो गये, या ज़माने हाल में मौजूद हैं, वे सब 
नतीजे को देख कर उसके सबब को बुद्धि से दरियाफ्त 
करके जहाँ तक कि उनकी नज़र और समझ की पहुँच 
हुई बयान करते हैं, और असल हाल और आदि सबब 
की उनको खबर नहीं है, क्योकि वह उनकी बुद्धि और 
नज़र की हद्द से बहुत दूर है, और बगेर अपने अतर में 
अभ्यास करने के और अपने मन और सुरत की चढ़ाई 
करने के मालूम नही हो सकला और इन लोगों में 
अन्तर का अभ्यासी और घट के भेद से खबरदार कोई 
नही हुआ और न है, और यह बात उनकी बानी और 
बचन से साफ जाहिर है, यानी उस मे घट के हाल 
और अभ्यास का कहीं भी जिक्र नही आया है, फिर 
उनके बचनो को सतो के बचन के मुकाबले मे, जिन्होंने 
कि सब हाल और भेद असली और आदि स्थान और 
कुल्ल रचना को देख कर कहा है, कैसे सही और 
दुरुस्त मान सकते है, उनको न तो मालिक कुल्ल का 
दर्शन मिला और न उसकी कुदरत की जो कि ऊंचे 
देशों की रचना में प्रकट है, ख़बर पड़ी, फिर जो कोई 
उनके बचन को मानेगा वह सच्चे मालिक से विमुख 
होकर हमेशा किसी न किसी किस्म की देही धारन 


| ३३] दूसराभाग [६ १०३ | भाग 


करके दुख सुख भोगता रहेगा और जनम मरन के 
चक्कर से कभी छुटकारा उसका नहीं होगा। 


१० - इस बात का सिर्फ इसी कदर सबूत काफी 
है कि कुल्ल जीव क्या विद्यावान और क्या मूरख इस 
दुनिया में माया और उसके पदार्थ और माया-धारियों के 
आशिक हो गये, यानी उन्ही में उनका भाव और प्यार 
और उन्ही की चाह उनके दिल में रही और सच्चे 
मालिक का भय और भाव उनके मन में नहीं आया, 
बल्कि उसकी मौजूदगी में भी शक और संदेह उनके 
मनो में रहा, और संत और साध जन उस सच्चे 
मालिक के निहायत दरजे के प्रेमी और आशिक हुये 
और अपनी बानी और बचन में उसी की महिमा और 
प्रीति का वर्णन किया। अब ख्याल करो कि जो विद्यावानों 
को उस सच्चे मालिक की कुछ भी खबर पड़ी होती, या 
कुछ भी जलवा उसके अपार और अथाह नूर का नज़र 
आया होता, तो वह दलीलें और हुज्जतें विद्या और 
बुद्धि से बना कर जीवों को क्यों भरमाते और उनके 
दिल मे उस सच्चे मालिक का इश्क और प्रेम क्यों नही 
आया और उसी को सब जीवों को क्यों नहीं दृढ़ाया 
और उस मालिक की महिमा क्यों नहीं गाई? इसी से 
साफ जाहिर है कि न तो उन्होने उस मालिक का 
दर्शन पाया और न उसकी अथाह कुदरत की खबर 
पाई और न पूरा यकीन उसकी मौजूदगी का उन के 
दिल में आया, फिर यह लोग सब के सब उस सच्चे 
मालिक से विमुख रहे और इस वास्ते जो कोई उन की 
किताब और बचनों को पढ़ेगा या सुनेगा और मानेगा 
वह भी उनके मुवाफिक विमुख रहेगा। और हाल यह है 
कि सच्चा कुल्ल मालिक जरूर मौजूद है। 


2 


| १०४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 

११ - देखो यह लोक और कुल्ल उसकी रचना 
वास्ते अपनी पैदाइश और परवरिश के इस सूरज की 
जो विशेष चैतन्य है, आधीन है, और यह सूरज मय 
अपने तारा मडल के दूसरे सूरज का, जो इसका भी 
विशेष चैतन्य है, आधीन है। यहाँ तक तो इलम नजूम 
और दूरबीन की मदद से मालूम हुआ है। और संत 
फरमाते हैं कि उस सूरज के ऊपर तीन बड़े से बड़े 
सूरज मंडल और है। जो अरीर मडल है, वही अपार 
और अनत है और वही कुल्ल मालिक का धाम है। इस 
हिसाब से सच्चे और कुल्ल मालिक का मौजूद होना 
साबित हुआ और जो कि कुल्ल रचना मे कारीगरी और 
समर्थता उसकी कुदरत की और इरादा और मतलब 
हर एक चीज़ के पैदा करने का जाहिर है, इस वास्ते 
वह कुल्ल मालिक कुल्ल इल्म और ज्ञान और सर्व 
समर्थता और समझ बूझ और ताकत का भडार है। अब 
ख्याल करो कि जो कोई उसकी मौजूदगी मे शक लावे 
या उसको अचेत और अज्ञानी और बे-ताकत और 
बे-समझ ठहरावे तो किस कदर वह भारी पापी और 
गुनहगार होगा और उसकी दया और मेहर से किस 
कदर दूर पड़ेगा और अभागी रहेगा ? 


१२ - चौथा विघ्न मिस्ल विघ्न नम्बर दो के चेत 
कर सतसग करने और सतो की बानी और बचनों को 
पक्षपात छोड़ कर, निर्मल बुद्धि से विचारने से दूर 
होवेगा। संतों के सलसग में हर एक बात का अच्छी 
तरह से निर्णय होता है और वे नहीं चाहते कि कोई 
शख्स उनके बचन को बे समझे हुए और बिना निर्णय 
करने के अधो और मूरखों की तरह मान लेवे। इस 
वास्ते खोजी और दरदी को मुनासिब है कि जो बाल | 


| ३३] दूसराभाग [ १०५ | भाग 


कि उसे और मतों का हाल सुन कर या पढ़ कर या 
उनमें से किसी में शामिल होकर अपने निश्चय में 
कायम की है, उसका निर्णय अच्छी तौर पर सतों के 
सतसंग में करावे, तब उसको खबर पड़ेगी कि आया 
उसकी समझ दुरुस्त है या नहीं और जब ना-दुरुस्त 
या ओछी मालूम पड़े, तब फौरन उसको छोड़ देवे। 
और इस बाल की पक्ष न करे कि अपनी समझी हुई 
बात को एकाएक क्यो और केसे छोड़ देवे। बल्कि संत 
मत का उसके साथ कोशिश करके मिलान न करना 
चाहिये । यह निहायत नादानी की बात है और इस में 
बड़ा नुकसान खोजी का होता है। क्योंकि जब संत 
देखेंगे कि यह शख्स बे-फायदा हुज्जत करता है और 
मतलब उसका अपनी समझ के कायम रखने का है, न 
कि सच्ची बाल को लहकीक और दरियाफ्त करके 
पकड़ने और ग्रहण करने का, तब वे तवज्जह नहीं 
करेंगे और यह शख्स असल और सच बात के समझने 
और पकड़ने से महरूम रह जावेगा और अपने जीव के 
कल्याण करने मे आप अपनी ओछी समझ और उसकी 
पकड़ में मूर्खो के मुवाफिक हठ करने से विघ्नकारक 
होगा, क्योंकि जितने मत दुनिया में जारी हैं, वे सब 
संत मत के मुकाबले में ओछे है और विद्यावान और 
बुद्धिमानो के मत तो बिल्कुल अकली हैं और असल 
और सच्ची बात से बे-खबर | फिर जिस किसी मत की 
यह शख्स पकड़ धारन करेगा, वह जरूर ओछा होवेगा 
और उस पकड़ मे हठ करने से इसके पूरे और सच्चे 
उद्धार में खलल आवेगा, यानी सच्चे मालिक के धाम 
में नहीं पहुँचेगा, रास्ते में कहीं न कही माया के घेर में 
ठहर जावेगा, और चाहे देर के साथ फिर पैदा होवे, पर 


| १०६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


जनम मरन और उसके साथ दुख सुख के भोग की 
उपाधि दूर नही होवेमी। 

१३ - पाँचवाँ विघ्न विषई यानी ऐयाश और ससारी 
लोगो के सग से पैदा होता है। वे लोग इन्द्रियो के भोग 
नहीं छोड़ना चाहते और इस सबब से कोई बात जो 
उनके इन्द्रियों के विषयो के रस लेने मे खलल डाले, 
उसको मानना नही चाहते, और अपनी काम क्रोध और 
लोभ मोह की सनी हुई बुद्धि से संतों और महात्माओं 
के बचनो को झूठ सूठ का खौफ दिलाने वाले समझ 
कर, उनका निरादर कर के यकीन नही लाते हैं और 
कहते हैं कि आकबत की खबर ख़ुदा जाने, अब तो 
आराम से गुजरती है, यानी आखिरत के हाल को 
सिवाय मालिक के और कोई नहीं जानता, अब जो ऐश 
और आराम मिल रहा है, इसको क्यो छोडें। ऐसे जीव 
इसी जनम में दुख सुख के धक्के खाते हैं और रोग 
सोग भोगते है और फिर भी नहीं चेतते। आखिरत में 
उनको बहुत भारी तकलीफ और कष्ट भोगने पड़ेंगे 
और तब अपनी गफलत और बे-परवाही पर हाथ मल 
कर अफसोस करेंगे। लेकिन उनका उस वक्त का 
पछतावा कुछ फायदा नहीं देगा। 

१४ - जाहिर है कि जितने दुनिया के भोग हैं, वे 
सब नाशमान हैं और जो ज्यादा उनका भोग किया 
जावे तो फौरन दुख पैदा करते है, और जो मन मे चाह 
उन्ही की जबर रही और उन्ही की प्राप्ति के लिये उमर 
भर जलन करते रहे, तो इसी जिन्दगी में जब बुढ़ापा 
आता है, वे लोग ब-सबब बे-एतदाली के किसी न 
किसी रोग में मुन्तिला होकर बहुत दुख भोगते हैं और 


| १३] दूसराभाग [ १०७ | भाग 


जब स्वभाव के मुवाफिक उन भोगों की चाह उठाते हैं 
तब या तो वे भोग निर्धनता के सबब से मुयस्सर नहीं 
आते, या बीमारी के सबब से उनको भोग नही सकते 
और तडफ २ कर जान देते हैं। फिर थोडे दिन को ऐश 
और आराम भोग कर के किस कदर दुख और निरादर 
और मन ओर इन्द्रियो को जबरदस्ती रोकने की तकलीफ 
उठाते हैं। इस वास्ते अक्लमन्द आदमी को पहिले ही 
से समझ कर और दुनिया का हाल और विषई लोगों 
की हालत देख कर नसीहत लेना और आप होशियारी 
से बर्तना चाहिये । 


१५ - छठा विघ्न बहुत भारी नुकसान करता है, 
यानी जीव निन्दको के बचन सुन कर बे-विचारे या 
तहकीक किये हुये या बगेर अपनी आँख से हाल और 


चाल देखने के सलसग से हट जाते है और अपने कच्चे 
शौक को दबा लेते हैं। इस वास्ते खोजी और ददी को 
मुनासिब है कि जो बात सुने, उसको पहिले महात्माओं 
या परमार्थी लोगो के बचन और चाल से मिलावे, या 
जो उसको यह ताकत नही है तो आप सतसग में 
जाकर वहाँ की चाल ढाल अपनी आँख से देखे और 
जिस बात में शक होवे उसको बेतकल्लुफ खोल कर 
बयान करके उसकी असलियत को दरियाफ्त करे और 
जो चाल उसके ना पसद होवे उसके जारी करने का 
सबब और उसका फायदा निर्णय करके समझे, तब 
उसको खबर पड़ेगी कि निदक लोग भारी नादान हैं, 
कभी आप जाकर उन्होने कोई चाल नही देखी और न 
कोई बाल सुनी, सिर्फ गरजमंदों के कलाम को मूर्खो के 
तौर पर मान लिया और सतसंग को बुरा भला कहने 
लगे और गरज़मद वे लोग हैं कि जो सल मत यानी. 


| १०८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 

अंतर के अभ्यास के जारी होने में चाहे वह वेद और 
शास्त्र और पुरान और कुरान के मुवाफिक है अपना 
नुकसान समझते हैं, क्योकि वे परमार्थ के रास्ते से 
बिल्कुल बे-खबर है, सिर्फ रोज़गार के खातिर दो चार 
किस्से कहानी की किताबें और इसी किस्म की बातें 
बाहरमुख पूजा और इष्ट की दुनियादारों के बहलाने 
और फ़ुसलाने और अपना मतलब निकालने के लिये 
याद करते हैं और घरों में जाकर औरतों को खौफ 
दिलाते है कि जो तुम्हारे मर्द उस सलसग में जावेंगे तो 
तुमको और दुनिया को छोड़ देगे और मर्दों को समझाते 
है कि जो औरतें सलसग में जावेगी तो खराब होवेंगी 
और इसमें बड़ी बदनामी होवेगी और जब किसी को 
सुनते हैं कि वह खिलाफ उनकी समझौती के सलसग 
मे जाने लगा तो वे उसकी बिरादरी के लोगों से मिल 
कर उसकी हँसी उड़ाते हैं और लान और ठठोली की 
बाते कह कर दस बीस आदमियों के जलसे में उसको 
शर्म दिलाते हैं ताकि वह खौफ और शरम खा कर 
जल्द सतसग में जाना छोड़ देवे। जो कोई ऐसे ख़ुद 
मललबी लोगो या मूरख ससारियो के बचन निदा के 
सुन कर सलसग में शामिल नही होवेगा, या थोड़े दिन 
शामिल होकर उनके डर से हट जावेगा, वह अपने 
जीव के सच्चे कल्यान में आप विघ्नकारक और हारिज 
होवेगा। 


१६ - सातवे विघ्न का सबब यह है कि इस जीव 
के दिल में दुनिया और उसके सामान और ससारी 
लोगो का भाव और कदर ज्यादा है और कुल्ल मालिक 
राधास्वामी दयाल के चरनो में अच्छी तरह सतसंग 

करके जैसी चाहिये वैसी प्रीति और प्रतीत नहीं आई, | 


| १३] दूसराभाग [६ १०९ | भाग 


सूरख और ख़ुद मतलबी लोगों के डराने से यह जीव 
जल्द अपने एतकाद से फिसल जाता है और समझता 
है कि जो पुराने इष्टो को छोड़ दिया जावेगा तो वह 
कुछ न कुछ इसका ससारी नुकसान कर देंगे ओर ज़रा 
नहीं सोचता कि जो कुछ आराम या तकलीफ होती है, 
वह अपने पिछले कर्मो का फल है और जब कि कोई 
राधास्वामी दयाल की सरन मे आया तो वह तकलीफ 
भी उनकी दया से बहुत कम हो जाती है। 


१७ - किसी देवता या औतार की ताकत नहीं है 
कि बे-वास्ता किसी जीव को तकलीफ दे सके। जो 
कुछ कि होता है वह जीव के पिछले कर्मो का भोग है 
और वह कर्म राधास्वामी मत के अभ्यास करने से 
दिन २ हलके होते और घटते जाते हैं। 


१८ - आदमी को चाहिये कि नज़र गोर से देखे कि 
दुनिया मे जीवों को कैसी २ सख्त तकलीफे हो रही हैं 
और हर एक अपने खानदानी मत और इष्ट को मान 
रहा है, फिर जो उन इष्टो मे ताकत तकलीफ देने की 
है तो तकलीफ दूर करने की भी होगी, फिर वे क्यो 
नहीं उन जीवों की सहायता करते ? 

१९ - इस वास्ते मूरखो और गरजमद लोगो के 
धमकाने से कि फला तकलीफ राधास्वामी मत में 
शामिल होने से हुई, कभी किसी को अपनी प्रतीत और 
प्रीति मे डर कर खलल नहीं डालना चाहिये। यह कहन 
ऐसे लोगों की बिलकुल गलत और बनावट की है और 
जो अ-विचारी हैं और सतसंग चेत कर नही करते, वे 
ऐसी धमकियों में आकर सतसंग से हट जाते हैं और 
अपना नुकसान आप करते हैं और अक्लमद और 


| ११० ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


समझवार लोग जो सतसंग समझ समझ कर करते हैं, 
वे सैकड़ों नमूने इस दुनिया मे दे सकते है कि बगेर 
छोड़ने अपने इष्ट और मत के बहुत से आदमी दुख 
भोगते हैं, बल्कि तान मारने वाले और धमकाने वाले 
आप ही ऐसी लकलीफों में मुब्तिला होते हैं, फिर जो 
सबब उनके दुक्खों और तकलीफ का है, वही उन 
जीवों की तकलीफ का जो राधास्वामी मत मे शामिल 
हुए हैं समझ लेना चाहिये, बल्कि इन जीवों की किसी 
कदर सहायता राधास्वामी दयाल अपनी दया से तकलीफ 
की हालत में भी फरमाते हैं और वे जीव जो और मतों 
मे हैं ओर जाहिरा अपने इष्ट को मानते नजराई देते हैं 
और अतर मे पूरा यकीन नही रखते, उनकी सहायता 
कुछ भी नहीं होती, और अपने इष्ट को छोड़ कर 
इधर उधर सहायता के वास्ते भटकते हैं, और भरमते 
फिरते हैं। 


२० - आठवाँ विघ्न अक्सर उन लोगों को सताता 
है कि जो अभ्यास में रस कम पाते हैं या अपने मन की 
चाह के मुवाफिक नहीं पाते हैं या जिनको शब्द साफ 
नही मालूम हुआ है। 

२१ - यह लोग जल्दी करते हैं और यह नहीं ख्याल 
करते हैं कि हर एक जीव का अधिकार मुवाफिक 
उसके शौक और मन की निर्मलता और चित्त की 
निश्चलता के जुदा २ है ओर जिस कदर निर्मलता और 
निश्चलता की कसर है, उसी कदर रस के मिलने में 
भी देर है, सो इसका यही इलाज है कि नेम से अभ्यास 
करे जाय और मन और इन्द्रिय और चित्त को अभ्यास 
के वक्‍त जिस कदर मुमकिन होवे, रोक कर स्वरूप या 


| १३] दूसराभाग [ १११ | भाग 


शाब्द में लगावे और जब लब प्रार्थना भी करता रहे तो 
आहिस्ता २ सफाई होती जावेगी और रस मिलता 
जावेगा | 

२२ - बाजे सतसगी अपनी चाह के मुवाफिक कुछ 
कुदरत का खेल और तमाशा अतर में देखना चाहते हैं 
और जो वह नज़र न आवे तो ख्याल करते है कि 
हमको कुछ हासिल नहीँ हुआ और हाल यह है कि जो 
कुछ सैर नज़र आवेगी, वह मायक होगी और कायम 
नहीं रहेगी । सलसगी को चाहिये कि अपनी तरक्की के 
वास्ते अपने मन और सुरत को एकाग्र करके स्वरूप के 
या शाब्द के आसरे पहिले या दूसरे स्थान पर जमावे। 
वहाँ जिस कदर ठहराव होगा, उसी कदर रस ज़रूर 
आवेगा। इसी को अभ्यास का फल समझे और दिन २ 
इसी में तरक्की करता जावे। 


२३ - जो किसी पिछले या हाल के कर्मो के 
चक्कर से मन और सुरत एकाग्र और स्थिर न होवे तो 
घचबरावे नही और निरास न होवे और न यह समझे कि 
राधास्वामी दयाल उस पर दया नहीं करते हैं, बल्कि 
ऐसे वक्त में ज्यादातर कोशिश और होशियारी से 
अभ्यास करे और जो भजन में मन न लगे तो ध्यान ही 
करे और जो उस में भी मन न लगे तो धुन के साथ 
नाम का सुमिरन और पोथी का पाठ करे। आहिस्ता २ 
चक्कर बदलेगा और अभ्यास में ब-दस्तूर रस आने 
लगेगा | ऐसे वक्त में बानी और बचन को पढ़ कर प्रीति 
और प्रतीत की ज्यादा सम्हाल करे कि डिगमिग न 
होवे। नहीं तो धुन के साथ सुमिरन और पोथी का पाठ 
भी अच्छी लरह नही बन सकेगा। 


स 


| ११२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


२४ - और मालूम होवे कि पोथी का पाठ अर्थ 
समझ कर और जो उसमे स्थानो का जिक्र है उन पर 
मन और सुरत को फेर कर, यानी स्वरूप के आसरे 
जमा कर करे, तो वह भी थोड़ा बहुत भजन और ध्यान 
की बराबर रस दे सकता है, इस वास्ते मुनासिब है कि 
पहिले दो शाब्द चिलावनी के पढ़ कर, फिर प्रेम और 
भेद के शाब्दो का पाठ करे तो मन किसी कदर सिमट 
कर लगेगा और तब रस भी आवेगा। 


२५ - नवें विघ्न को दूर करने या उसके असर को 
कम करने का जलन यह है कि सतसगी अपने मन में 
विचार करे कि जो तकलीफ उसको या उसके कुटुम्बियो 
को होती है, वह पिछले कर्मो का भोग है और उस में 
भी किसी कदर सहायता राधास्वामी दयाल की सग है। 


यह बात नहीं है कि वे उस तकलीफ को नहीं देखते हैं 
और दया नहीं करते हैं। सतसंगी को चाहिये कि धीरज 
के साथ बरदाश्त करे और जो बीमारी है तो दवा भी 
करे और जो मन न माने तो चरनो मे प्रार्थना करे कि 
या तो थोड़ी बहुत बरदाश्त की ताकत दी जावे या वह 
तकलीफ कम या दूर कर दी जावे, पर ऐसी आस धर 
कर प्रार्थना न करे कि फौरन उसका असर पेदा होवे। 
किसी कदर मौज का भी आसरा रकखे और जिस 
मसलहत से कि तकलीफ भेजी गई है उसका भी 
विचार करे और जो मसलहत समझ मों न आवे 
तो बहुत घबराहट या निरासता मन में न लावे, 
आहिस्ता २ दया का जहूर होवेगा, और जेसी मौज 
होगी उसके मुवाफिक कार्रवाई होवेगी, यानी जो कभी 
मौज इसके मन की चाह के बर-खिलाफ है तो वैसा 


| ३३] दूसराभाग [ ११३ | भाग 


नतीजा जाहिर होगा और जो मुवाफिक है तो जल्दी या 
आहिस्ता २ दुख दूर होता जावेगा। सतसंगी को दोनों 
सूरत में धीरज और बरदाश्त के साथ राधास्वामी 
दयाल की मोज के साथ मुवाफिकत करनी चाहिये और 
जहाँ तक मुमकिन होवे, रूखा फीका होकर अपनी 
प्रीति और प्रतीत मे खलल या कसर पैदा न होने देना 
चाहिये । नहीं तो दुख और तकलीफ दुचद व्यापेगी और 
जो धीरज के साथ वह सलसगी अपने चित्त को जब 
तब चरनों मे जोड़ता रहेगा, तो किसी कदर दया का 
असर यानी शाति अतर में मालूम होगी और तब उस 
तकलीफ या दुख का असर कम व्यापेगा। 


२६ - जो सतसंगी कि होशियारी के साथ सलसग 
और अभ्यास करता है और जिसने ऊपर के लिखे हुए 
विघ्नों को अच्छी तरह निर्णय करके समझ लिया है 
और उनके दूर करने का जलन भी करता रहता है, लो 
उसको वे विघ्न कम सतावेगे और जो कभी पेश भी 
आवेगे तो बहुत कम ठहरेंगे और उसकी प्रीति और 
प्रतीत में बहुत कम खलल डालेंगे और फिर वह 
सतसंगी आहिस्ता २ अपनी प्रतीत और प्रीति को पूरे 
दरजे पर पहुँचा कर राधास्वामी दयाल की पूरी दया 
और मेहर पाकर गुरुमुखता का दरजा हासिल करेगा, 
यानी सब तरह इसी ज़िदगी मे अपना काम राधास्वामी 
दयाल की दया से पूरा बनवा लेगा। 


| १३४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
बचन १४ 
वर्णन प्रीति और प्रतीत का गुरु चरनन में 
भाग पहिला 


१ - बचन नम्बर १३ मे हाल प्रीति और प्रतीत का 
कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल के चरनों में लिखा 
गया है और जो विघ्न कि मज़बूत करने प्रीति और 
प्रतीत में वहाँ हारिज होते हैं, वही थोड़े बहुत गुरु 
सतगुरु की प्रीति और प्रतीत मजबूत करने में पेश आते 
है। इस वास्ते जो जलन कि उनके दूर करने या घटाने 
के लिये वहाँ बताये गये है, वही थोड़े बहुत यहाँ भी 
काम देवेगे। 

२ - जैसे वहाँ अनेक मत और अनेक इष्ट यानी 
मालिक करार दिये गये है, ऐसे ही अनेक तरह के गुरु 
भी पैदा हुए हैं, यानी हर एक ने अपना इष्ट और 
अभ्यास जुदा २ मुकर्रर किया और जुदी जुदी शिक्षा 
जारी करी और जो थोड़े से अपनी २ हद्द में सच्चे भी 
इए, उनकी नकल करने वाले झूठे गुरु बहुत से बन 
बैठे और जीवो को तरह २ के धोखे देकर उनसे सेवा 
कराने लगे और उनका धन हरने लगे और कही २ 
जबरदस्ती और जोर के साथ अपनी पूजा कराने लगे। 


३ - इस सबब से बारम्बार और जगह २ धोखे 
खाकर जीवो के दिल में अनेक तरह के शक और सदेह 
पैदा हो गये, यहाँ तक कि चाहे कोई सच्चा होवे या 
झूठा और पूरा होवे या अधूरा, एकाएक उसकी प्रतीत 
कोई नहीं कर सकता और दिल में खोफ रहा आता है 
| कि शायद पाखडी और दगाबाज न होवे। 


| ३४] दूसराभाग [ ११५ | भाग 

४ - सिवाय इसके अनेक मत और इष्टों के जारी 
होने से जो कोई सच्चे मत और पूरे ओर सच्चे इष्ट का 
भेद बतावे, उसकी लोग प्रतीत नहीं लाते, बल्कि शुरू 
मे ऐसा ख्याल करते हैं कि अपनी नई दुकान चलाने के 
वास्ते नई बाते अपने मन से पैदा करके जारी करना 
चाहते हैं और जाहिरी रस्म और बर्ताव को देख कर 
और उसकी असलियत को ज्यों का त्यो न समझ कर 
निंदा करने लगते हैं। 


५ - सबब इन बखेड़ों का जो कि सच्चे और पूरे 
गुरु की प्रतीत और प्रीति हिरदे में बसाने के पैदा हुए, 
यह है कि लोग अपने खानदानी मत से ना-वाकिफ हैं 
यानी वेद और शास्त्र और कुरान वगैरा के असली 
मतलब से बे-खबर हैं और जो राह और रस्म और 


कायदा और व्यवहार सच्चे परमार्थ का है, उससे भी 
ना-वाकिफ हैं। सिर्फ रस्मी और बाहरमुख परमार्थ 
निहायत नीचे दरजे का, जो कि हर एक मत में 
रोजगारी या विद्यावान लोगों ने जारी किया है उसी से 
विधि मिलाया चाहते है और अपनी अनजानता से शक 
और शुबहा पैदा करके बे-फायदा निदा स्तुति करने 
लगते हैं। 


६ - सिवाय इसके ससारी लोगो को जब लक कि 
उन्होंने कहीं सतसंग नहीं किया है और न अपने मन 
और बुद्धि से परमार्थ की तरफ कुछ खयाल और 
तवज्जह और विचार किया है, पूरे और सच्चे गुरु की 
परख आनी बहुत मुशकिल है। वे दूसरों की कहन यानी 
राय पर चलना चाहते हैं, और वे दूसरे भी थोड़े बहुत 
उसी किस्म के लोग हैं, चाहे वह परमार्थी लिबास 


| ११६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


पहिनते हैं या परमार्थी काम करते नजर आते हैं, जैसे 
भेषधारी और पडित और मौलवी वगेरा। 


७ - यह लोग आप या तो संसारी हैं या संसारियों 
का संग देने वाले हैं। इनको पूरे गुरु से आप भेंटा यानी 
मुलाकात नही हुई और न उन से मिल कर कुछ भेद 
मालिक का सुना और समझा। फिर वे किसी को क्या 
समझा सकते हैं या पूरे गुरु के बचन सुन कर उनकी 
गति को क्या परख सकते हैं और जो कि वे आप रस्मी 
या बाहरमुख परमार्थ के काम कर रहे हैं या विद्या पढ़ 
कर बाते बनाते हैं ओर असल हाल अतरी से ना-वाकिफ 
हैं, इस वास्ते उनकी समझ और कहन सच्चे मत और 
सच्चे गुरु की निस्बत ऐसी ही होगी, जेसी कि ससारियों 
और विद्या और बुद्धिवानो की होती है। और जगत के 
जीव इन्ही की समझ और कहन के मुवाफिक कार्रवाई 
करते हैं यानी ऐसे लोगों की बातें सुन कर और सच्चे 
गुरू की परख और पहिचान न करके उनकी और 
उनके मल की निदा करने लगते हैं और उसमें शामिल 
होने से डरते हैं। 

८ - जो कोई सच्चा परमार्थी है और उसके मन में 
दर्द और खोज सच्चे मालिक से मिलने और उसके 
रास्ते और भेद को जानने का है, वह जल्द सच्चे गुरु 
के सन्मुख आकर और बचन सुन कर थोड़ी सी 
पहिचान कर सकता है पर शर्त यह है कि किसी दूसरे 
के मत की चाल ढाल में या अपनी विद्या और बुद्धि की 
समझोती मे अटक कर उसकी पक्ष धारन न करे और 
निर्मल बुद्धि और समझ से सच्चे खोजियो के मुवाफिक 
बचन सुन कर अपने में आप उनको परखता जावे और 


| ३४] दूसराभाग [ ११७ | भाग 


कुल्ल रचना की हालत से जो कि इन आँखों से प्रकट 
दिखाई देती है, मिला कर उन बचनो की प्रतीत करे। 


९ - गौर करने की बात है कि जो कोई दुनिया के 
हाल को कि नाशमान और सब पदार्थ उसके नाशमान 
और लुच्छ रस और सुख देने वाले हैं और अपनी देह 
और इन्द्रियो को जड़ समझ कर इस तरफ से चित्त को 
हटा कर ख्याल करे कि जेसे कुल्ल रचना में उत्तम से 
निकृष्ट तक बहुत से दरजे हैं, इसी तरह इस लोक 
और उसकी रचना से बढ़ कर भी जरूर और रचना 
ऊँचे दरजे में होना चाहिये। और जो कि इस रचना से 
बेहतर और बड़े दरजे की रचना होगी, वह विशेष 
सुखदाई और ज्यादा देर तक ठहरने वाली भी ज़रूर 
होगी । इसी तरह ऊँचे से ऊँचे दरजे की रचना सब से 
बढ़ कर और हमेशा कायम रहने वाली और महासुख 
की देने वाली होगी। क्योकि जिस कदर सुख और 
आनन्द हैं, वह सब रूह यानी सुरत की धार के वसीले 
से मिलते हैं। और इसी तरह जिस कदर कि ज्ञान और 
इलम और समझ बूझ और ताकत और कुव्वतें हैं, वह 
भी सब सुरत की धार के सबब से ज़ाहिर होती हैं। और 
देह का मसाला जो है, वह जड़ है और सुरत की धार 
के सबब से चैतन्य नज़र आता है। और ऊंचे दरजों मे 
यह मसाला निहायत लतीफ दर लतीफ होला गया है। 
और जिस कदर लतीफ यानी सूक्ष्म मसाला है, उसी 
कदर उससे जो रूप यानी सूरत या देह बनी हैं, वह 
भी लतीफ ओर ज़्यादा देर ठहरने वाली हैं। फिर जिस 
दरजे में कि यह मसाला बहुत से बहुत सूक्ष्म और 
लतीफ है या बिल्कुल मौजूद नहीं है, सिर्फ सुरत यानी 
चैतन्य ही का मंडल यानी भंडार वहाँ है, तो वह भंडार | 


| १३८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


जरूर महा रस और महा आनन्द और महा ज्ञान का 
महा मडल और खजाना होगा और वहाँ की रचना भी 
जरूर अविनाशी होगी, क्योकि चैतन्य का नाश नहीं है। 
और मसाले का भी असल में नाश नहीं है, सिर्फ सूरत 
बदल जाती है। फिर वह मसाला अपनी हद मे कायम 
रहेगा और चैतन्य अपनी निर्मल हह मे हमेशा कायम 
रहेगा, यानी जहाँ कि मसाला बिल्कुल नहीं है, सिर्फ 
चैतन्य ही चैतन्य है, और जहाँ कि मसाले की हह है, 
वहाँ भी चैतन्य मौजूद रहेगा, मगर उसके साथ मिला 
हुआ, क्योंकि बिदून चैतन्य के किसी जगह रचना नहीं 
हो सकती और न ठहर सकती है और चैतन्य से कोई 
जगह खाली नहीं है। जब यह बात समझ में आ गई तो 
सिर्फ इस हाल का दरियाफ्त करना भेदी गुरु से अब 
बाकी रह गया और यह कि किस तरह उस ऊंचे देश 
मे अपनी सुरत पहुँच सकती है यानी कौन तरकीब के 
साथ और किस रास्ते से गुज़र कर सकती है। 

१० - अब समझना चाहिये कि राधास्वामी अथवा 
सत मत में सिर्फ यही हाल बयान किया है यानी सलत 
मल चैतन्य के निज भडार का जो कि कुल्ल का 
मालिक है, पता देता है कि उस रास्ते का कि जहा 
होकर सुरत (जो कि उस कुल्ल मालिक सूरज रूप की 
किरन है या सिंध रूप की बूँद है) नीचे की तरफ इस 
पिंड में उतरी है और जिस तरकीब से कि यह अब 
फिर उसी रास्ते से उलट कर चढ़ जावे, भेद बताता 
है और सच्चे खोजी और गौर और विचार करने वाले 
को यही बात दरियाफ्त करनी बाकी रहती है। फिर जब 
ऐसा खोजी सच्चे गुरु के सन्मुख आकर यह हाल 

उनके मुख से सुनेगा लतो फौरन उसको इस कदर, 


| ३४] दूसराभाग [ ११९ | भाग 


समझ और पहिचान हो जावेगी कि मेरा कारज इन्हीं के 
हाथ से बन सकता है। 


११ - अब फिर गौर करना चाहिये कि जो कोई 
ऐसा खोजी है, वह अपने हाल को देख कर यह भी 
परख करेगा कि देह रूप मेरा नहीं है, क्योंकि जब नीद 
आ जाती है, तब देह और दुनिया की खबर नही रहती 
और मन और इच्द्रियाँ बाहरमुख कार्रवाई नहीं कर 
सकती हैं और देह और दुनिया के दुख सुख की भी 
खबर नहीं पड़ती है और न किसी में मन का बन्धन 
उस वक्त रहता है, तो इससे साफ ज़ाहिर हुआ कि 
असली मुक्ति (जो कि देह के बन्धनों और दुख सुख 
और जनम मरन से छूटने का नाम है) इसी रास्ते यानी 
आँखों के अदर होकर ऊँचे की तरफ चढ़ने और चलने 
से यानी पुतली को उलटाने और अंतर मे ऊपर की 
तरफ चलाने से हासिल होगी। और साफ आँख से 
दिखलाई देता है कि जब आदमी को गाश आता है या 
किसी किस्म की बीमारी में बेहोशी होती है या जब मौत 
का वक्त करीब आता है, तो उस वक्‍त आँख की पुतली 
का अन्दर और ऊपर की तरफ किसी कदर खिचना 
शुरू होता है, तो मरने के वक्त शरीर छोड़ कर जाने 
का रास्ता इसी तरफ से हुआ। 


१२ - अब मालूम होवे कि राधास्वामी मत में यही 
अभ्यास जारी है कि आहिस्ता २ ध्यान और भजन यानी 
अलर अभ्यास करके पुतली को उलटाना और घट मे 
सुरत और दृष्टि को मुकाम वार चढ़ाना और सब 
स्थानों को तै करके ऊँचे से ऊँचे और सब के अखीर 
के स्थान में, जो कुल्ल मालिक का धाम और निर्मल 


2 


| १२० ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


चैतन्य का भडार है और जहाँ माया के मसाले का नाम 
और निशान भी नही है, पहुँचा कर विश्राम देना। वही 
स्थान परम और अमर आनद का है और वहीं पहुँच कर 
सुरत पहुँचने वाली अमर और अजर हो जाती है और 
परम सुख को प्राप्त होती है। 


१३ - फिर ऐसे खोजी को जब यह बात मालूम इई, 
तब वह निहायत मगन होगा कि जो बात उसने अपने 
गौर और विचार और समझ से निकाली, वही सच्ची 
और क़ुदरती बात साबित हुई यानी संतों ने, जो निज 
घर के भेदी हैं, वही रास्ता जो कुदरत ने वास्ते उतार 
और चढ़ाव सुरत के बनाया है, तजवीज किया और 
उसका भेद तफसील के साथ बतलाते हैं। 

१४ - अब ऐसे खोजी को किसी की गवाही और 
तसदीक की बिलकुल जरूरत नही रही, क्योंकि जो 
हाल और कैफियत है, वह उस पर रोजमर्रा जाग्रत 
और नीद की हालत में गुज़र रही है और इस वास्ते 
सिवाय इसके दूसरा रास्ता घर जाने का निश्चय करके 
नहीं हो सकता है। 

१५ - अब जो तरकीब कि सतों ने घर की तरफ 
चलने की बलाई है, वह यह है कि जिस धार पर कि 
सुरत उतरी है उसी धार पर सवार होकर उलट जावे 
और वही धार जान की धार और नूर की धार और 
शब्द की धार है और शब्द की बराबर कोई रास्ता 
दिखाने वाला और जहाँ से कि आवाज़ आती है, वहाँ 
पहुँचाने वाला नही है। इस वास्ते शाब्द को पकड़ के 
घर की तरफ चलना चाहिये और शब्द से मतलब निरी 
आवाज से नहीं हे, बल्कि चैतन्य की धार से है और 


| ३४] दूसराभाग [ १२१ | भाग 

वही चैतन्य की आदि धार कुल्ल रचना की कर्ता हैं और 
इसी सबब से सब मतों मे शाब्द की महिमा और शब्द 
को कर्ता कहा है और यह बात सब मतों से मुताबिक 
भी हो गई | पर उस शब्द का भेद किसी मत में नहीं 
पाया जाता है, सो उसको तफरसील के साथ सत बताते 
हैँ ओर राधास्वामी दयाल ने निहायत खोल कर उसका 
बयान किया है और सहज तरकीब चलने की जारी 
फरमाई है। अब सच्चे खोजी को ऐसे गुरु पर, जो यह 
सब भेद बतावे, जरूर पूरा एलकाद इस कदर आना 
चाहिये कि इनकी मदद से ओर जो जुक्ति कि वे बतावें, 
उसके अभ्यास से जरूर उसका काम पूरा बन जावेगा 
यानी सच्चे मालिक के दरबार मे पहुँच कर सच्ची मुक्ति 
प्राप्त होगी और सच्चा और पूरा उद्धार उसका हो 
जावेगा यानी परम आनन्द को प्राप्त होगा। 

१६ - और जो उस खोजी को ऐसा यकीन नही 
आया तो जानो कि वह दरदी खोजी नहीं है, सिर्फ 
बाचक खोजी है कि बातें सुनने और समझने का शोक 
रखता है, पर मन और इन्द्रियो को रोक कर अभ्यास 
करने की ताकत नही रखता । ऐसे खोजी को हिरसी 
कहते है, और हिरसी का उद्धार नहीं हो सकता, 
क्योंकि सच्चा मालिक सच्चे को पसंद करता है, हिरसी 
और कपटी को उसके दरबार मे दखल नहीं मिल 
सकता है, सबब यह है कि हिरसी और कपटी का 
झुकाव हमेशा मन और इन्द्रियों और उनके भोगों की 
तरफ रहता है और इस वास्ते उन के मन और सुरत 
की धार बाहरमुख जारी होकर बिखरी रहती है और 
दुरुस्ती से अभ्यास करने के वास्ते उस धार का रुख 

ऊपर की तरफ अंतर में फिरना चाहिये। यह दोनों बात. 


| १२२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


आपस में उलटी यानी बर-खिलाफ है। इस वास्ते 
हिरसी कपटी जो बाहरमुख पदार्थो और भोगों में लिपट 
रहा है, अपने मन और सुरत को घट में अतर और 
ऊपर की तरफ नही उलटा सकता है और इस सबब 
से वह कभी सच्चा परमार्थी और अभ्यासी भी नही हो 
सकता है और न मुक्ति और उद्धार के लायक समझा 
जा सकता है और न उसको सच्चे गुरु की पहिचान 
आवेगी और न उनके साथ वह प्रीति करेगा, बल्कि 
ऐसा खौफ खाकर कि उनके सग से उसके दुनिया के 
मज़ों का भोग जाता न रहे, उनके सतसंग से हट 
जावेगा और कोई न कोई टेक या अपनी ओछी बुद्धि 
की बात बना कर संत मत के सत्य मत होने मे शक 
पैदा करके सत सतगुरु की दया से महरूम और 
अभागी रह जावेगा। 


१७ - अब मालूम होना चाहिये कि दुनिया में 
दुनियादार बहुत हैं और परमार्थ के खोजी बहुत कम 
और जो खोजी भी हैं, उन में दर्दी प्रेमी बहुत कम से 
कम है और सल मल के लायक सिर्फ वही जीव हैं जो 
सच्चे खोजी ददी हैं और बाकी जितने हैं, वे सब 
व्यवहारी और संसारी है और ससार के भोग और 
पदार्थो को छोड़ना नहीं चाहते लेकिन इसका फल और 
नतीजा उनको सख्त तकलीफ या मौत के वक्त मालूम 
होवेगा, अभी तो गफलत और भूल मे पड़े हुए सच्चे 
परमार्थ से बे-परवाही करते हैं। 


१८ - जो सच्चे खोजी ददी हैं, वे थोड़ी बहुत सच्चे 
गुरु की पहिचान करके जेसा कि ऊपर लिखा गया, 
अभ्यास में लग जावेंगो। फिर जिस कदर कि उनका 


2 


| ३४] दूसराभाग [६ १२३ | भाग 


अभ्यास घट में बढ़ता जावेगा, उसी कदर उनको 
कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल की दया और सतगुरु 
की गति की खबर पड़ती जावेगी यानी उनके ऊँचे से 
ऊँचे दरजे का हाल मालूम होता जावेगा, तब उसी 
कदर वह उनके चरनों में दीन और अधीन होता जावेगा 
और उमग कर तन मन और धन से सेवा करेगा और 
प्रीति और प्रतीत राधास्वामी दयाल के चरनों मे बढ़ती 
जावेगी और उस के साथ अंतर अभ्यास में भी तरक्की 
होती जावेगी | 

१९ - खुलासा यह है कि जब तक किसी के मन 
में सच्चा खोज और दर्द परमार्थ का नहीं होवेगा और 
ससार से, उसका हाल देख कर, किसी कदर बैराग 
चित्त मे नहीं आवेगा, तब तक वह सत सतगुरु के 
सतसग के लायक नही हो सकता और न उस को 
सच्चे गुरु मे भाव और प्यार आवेगा और न राधास्वामी 
दयाल के चरनो में प्रीति और प्रतीत आवेगी और न 
राधास्वामी मत की महिमा और बडाई उसकी समझ में 
आवेगी । और चाहे कोई दूसरे प्रेमी लोगो को देख कर 
सतसग में शामिल भी हो जावे, पर उससे सगत में 
ठहरा नहीं जावेगा यानी मत में शामिल नाम के वास्ते 
रहेगा, पर अभ्यास (चाहे उपदेश भी ले लेवे) उससे 
दुरुस्ती से नहीं बनेगा और इस सबब से प्रतीत भी 
उसको नहीं आवेगी और न सच्ची प्रीति उसके हिरदे में 
जागेगी | 


दूसरा भाग 


२० - संत मत में सतगुरु उनको कहते हैं जो कि 
धुर स्थान तक पहुँचे, और साधगुरु वह हैं जो पारब्रह्म 


| १२४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
पद तक पहुँचे और इस वास्ते सतगुरु को सत्तपुरुष 
समान, और साध गुरु को पारब्रह्म समान मानते है, पर 
इस तरह की समझ हर कोई धारन नही कर सकता है, 
जब तक कि वह कोई दिन सतसंग और अभ्यास सुरत 
शब्द मारग का न करे और अपने अतर में परचा न 
पावे। 


२१ - इस वास्ते शुरू मे जिस किसी की समझ मे 
सत मत अच्छी तरह से आ जावे, उसको इस कदर 
समझ धारना कि गुरु बड़े और बुजुर्ग ओर सब तरह से 
सच्चे परमार्थ की कार्रवाई मे मदद देने वाले हैं, काफी 
होगा । पर कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल के चरनो मे 
प्रतीत और प्रीति अपनी समझ बूझ के लायक जरूर 
लाना चाहिये कि जिससे अभ्यास और सतसंग सच्ची 


लगन के साथ बनते जावे। 

२२ - जब इस रीति से जो कोई सचौटी और शोक 
के साथ सतसंग और अभ्यास शुरू करेगा, तो उस को 
आहिस्ता २ जरूर अपने अतर मे अभ्यास का रस थोड़ा 
बहुत आता जावेगा और गुरु का कोई दिन संग करके 
उनकी रहनी भी समझ मे आवेगी और उनके बचनों की 
भी परख और पहिचान होती जावेगी और कुल्ल मालिक 
राधास्वामी दयाल की दया के भी परचे अतर में मिलते 
जावेगे | 

२३ - इसी हालत के साथ ऐसे परमार्थी की प्रतीत 
और प्रीति, चरनों मे, राधास्वामी दयाल और भी गुरु के 
दिन २ बढ़ती जावेगी और गुप्त भेद संत मत और 
उसके अभ्यास का आहिस्ता २ खुलता जावेगा और 
अतर मे आनद और शान्ति आती जावेगी। 


| ३४] दूसराभाग [ १२५ | भाग 


२४ - संत मत में मुख्यता प्रेम की है। जो हिरदे में 
सच्चा प्रेम और शौक होगा तो परमार्थी कार्रवाई यानी 
अभ्यास और सतसंग आसानी से बनता जावेगा और 
जिस कदर राधास्वामी दयाल और गुरु के चरनो मे 
प्यार आता जावेगा, उसी कदर अभ्यास में तरक्की 
होती जावेगी । 


२५ - जितने काम स्वार्थ या परमार्थ के है, वह सब 
बिना सच्ची चाह या शौक के नहीं बन सकते और न 
बिना प्यार और प्रीति के कोई किसी से मिल सकता है 
और न आपस में मोहब्बत के साथ सग कर सकता हे। 
खुलासा यह कि प्रीति यानी कशिश यानी खिचाव शक्ति 
कुल्ल रचना की कार्रवाई की जान है। बगेर प्रीति या 
कशिश परमाणु के, किसी चीज़ का रूप नहीं बन 
सकता और न ठहर सकता है और न किसी किस्म की 
कार्रवाई रचना की जारी हो सकती है और न कायम 
रह सकती है । 


२६ - गहरी प्रीति राधास्वामी दयाल के चरनों में 
आना चाहिये, तब मेला होवे, लेकिन जो कि उन के 
स्वरूप का जैसा कुछ कि है दर्शन नही हुआ, इस 
सबब से गहरी प्रीति उनके चरनों में नहीं आ सकती, 
पर गुरु के चरनो में किसी कदर मोहब्बत पैदा हो 
सकती है, यानी जिस कदर कि अभ्यासी ने सतसंग 
और अभ्यास करके उनकी और उनके शब्द की महिमा 
समझी और अलर में परखी है, उसी कदर उसको 
उनमे और राधास्वामी दयाल और उनके शाब्द मे प्रीति 
और प्रतीत पकती और बढ़ती जावेगी और यही प्रीति 
अलर अभ्यास में मदद देती जावेगी और आहिस्ता २ 
एक दिन अभ्यासी का भाव और प्यार और विशवास 


| १र६.] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


राधास्वामी दयाल और गुरु स्वरूप के चरनों मे पूरा २ 
जैसा कि चाहिये, आ जावेगा और तब काम भी पूरा हो 
जावेगा | 


२७ - गुरु में सत्तपुरुष सम भाव लाने मे बड़े विघ्न 
मन में पैदा होते हैं। पहिले तो यह उनको मनुष्य स्वरूप 
देखता है। दूसरे उनकी देह हद्द-दार दिखलाई देती है। 
फिर सत्तपुरुष समान उनको सर्वत्र और सर्वज्ञ कैसे 
माने? तीसरे जब यह चाहे और जिस तरह इसकी 
ख्वाहिश होवे, उसके मुवाफिक कोई कार्रवाई कुदरती 
कायदे के मुवाफिक या बर-खिलाफ उनसे नहीं करा 
सकता है। अपनी मौज और दया से वे चाहे जो कुछ 
करें और चाहे जैसे परचे इसको अंतर और बाहर 
इसकी माँग और चाह से ज्यादातर दिखलावे, पर जो 
परीक्षा के तौर पर कोई उनकी गति और ताकत को 
परखा चाहे, तो वे चाहे पूरे गुरु होवे, कभी अपने आप 
को ऐसे जीवो पर ज़ाहिर नही करते हैं, क्योकि करामात 
दिखा कर जीवों को परमार्थ में लगाना मज़ूर नहीं है 
और न उसमे जीवों का फायदा है, बल्कि करामात 
देखने वालो की प्रीति और प्रतीत का बिल्कुल ऐतबार 
नही हो सकता है, और ऐसे लोग संसारी होते हैं, और 
अपनी ससार की टेक कभी नहीं छोड़ेंगे। चौथे, जो 
कोई पूरे गुरु की परख और पहिचान उन लक्षणो के 
सुवाफिक करना चाहे, जो पुरानी किताबों में लिखे हैं, 
लो वह धोखा खावेगा, क्योकि उसकी क्या ताकत कि 
अपनी काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार की सनी हुई 
बुद्धि से उनकी रहनी की परख करे, सिवाय इसके, 
वास्ते सम्हाल और गढ़त जीवों के वे जब २ मुनासिब 

समझते हैं, क्रोध और लोभ और अहंकार के स्वरूप में 


| ३४] दूसराभाग [ १२७ | भाग 


भी जरूरत के मुवाफिक बर्ताव करेंगे, लेकिन उनका 
ऐसा बर्ताव सब देखने मात्र होगा, अंतर में नहीं 
बिधेगा। पर संसारी जीवों की क्या ताकत है कि वे 
ऊपरी और अंतरी बर्ताव में फर्क कर सके? इस वास्ते 
ऐसे जीव हमेशा डिगमिग रहेंगे ओर कभी उनकी प्रतीत 
गुरु चरनों में नहीं पकेगी। पाँचवें, ऐसे जीव गुरु के 
बचनों को अपनी विद्या और बुद्धि की समझ के साथ 
मिलावेंगे या विद्यावानो के कौलों से उनकी जाच 
करेंगे। सो यह बात भी ना-मुमकिन होगी, क्योकि विद्या 
और बुद्धि वाले अटकल से बातें बनाते हैं और इस 
लोक की जाहिरी कुदरत की कार्रवाई के मुवाफिक 
आसमानी बातों की तौल और जाँच करते हैं, गुप्त 
कुदरत और उसके भेद को न तो हिरदे की आँखों से 
देखा और न किसी ऐसे देखे हुए से सुना न समझा। 
फिर उनके बचनों से सतो के बचनों को मिलाना या 
मुकाबला करना किस कदर नादानी और कम फहमी 
की बात है? और ऐसा मेल कभी नहीं होगा और इस 
वास्ते इस किस्म के जीवो के मन में कभी पूरे गुरु की 
प्रतीत नहीं आवेगी, बल्कि अपनी विद्या और बुद्धि के 
अहंकार में ऐसा ख्याल करेंगे कि इनका मत मूर्खो के 
वास्ते है और जो विद्यावानों को उसमें शामिल होते 
देखेंगे तो उनको भी नादान समझेगे, या यह कि उनकी 
अक्ल में खलल आ गया है या उन पर जादू और मंतर 
का असर पैदा किया गया है। छठे, यह कि जिन जीवों 
के मन में मान और अहंकार भरा हुआ है और सच्ची 
चाह परमार्थ की नहीं है, वह पूरे गुरु की निसबल इस 
किस्म के ख्याल करेंगे कि अपनी मान और बड़ाई और 
पुजाने और आमदनी पैदा करने के लिये नया मत जारी 


| १२८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


किया है और उनकी गति की परख ज़रा नहीं आवेगी । 
इतना भी गौर नहीं करेंगे कि जो उनके मान और 
बडाई की चाह होती और अपने मत को कसरत से 
फैलाने का इरादा होता तो वे कोई २ चाल इस किस्म 
की क्यो जारी करते कि जिस से ससारी जीव उन के 
सलसग से डर कर दूर भागे और उनके नजदीक और 
सन्मुख भी न आवे? जो ऐसी चाह होती तो वह 
पाखडियो के मुवाफिक ऐसी चाल चलते कि दुनियादार 
खुश होकर उनके मत और पूजा में शामिल होते। पर 
वे सच्चे हैं। और सच्चे मालिक के सच्चे मत का 
उपदेश करते हैं। चाहे दुनियादार राजी होवें या नाराज, 
वे हमेशा सच्ची बात कहेंगे और सच्चे मत की सच्ची 
चाल चलावेगे और वे जीवो से उनके हित और कल्यान 
के वास्ते प्रीति करने में अपना जाती मतलब कोई नही 
रखते । सातवे, ससारी जीव हमेशा अपनी खातिरदारी 
और मान और आदर चाहते है और अहकार करके 
सतसग और सेवा में वहाँ के कायदों के मुवाफिक 
शामिल होना नहीं चाहते, और जो ऐसा करते हैं उन 
पर तान मारते हैं और पूरे गुरु की निस्बत इल्जाम 
लगाते हैं कि वे अपने सेवकों को ऐसी कार्रवाई से क्यों 
नहीं रोकते? लेकिन वे किस तरह असल परमार्थ के 
कायदे और कार्रवाई को बदल सकते है और सेवको 
का अकाज किस तरह रवा रख सकते हैं? इस सबब 
से संसारी जीव जो सतसंग में शामिल भी हो गये हैं, 
अपने मन मे पूरे गुरु और उनके प्रेमी सतसंगियों के 
निंदक बने रहते हैं, और ससारियों में जाकर तरह २ 
की निंदा अपनी नादानी और अहकारी अंग के मुवाफिक 
करते हैं। इन जीवों को भी प्रीति और प्रतीत गुरु चरन 


| ३४] दूसराभाग [ १२९ | भाग 


मे नहीं आवेगी और इस वास्ते राधास्वामी दयाल और 
उनके शाब्द मे भी इनका भाव और प्यार डावॉडोल 
रहेगा | 


२८ - जो कोई सच्चा खोजी और ददी है, वह ऐसे 
ख्याल और बर्ताव जिनका जिकर ऊपर की दफा मे 
लिखा गया, निस्बत सतगुरु और उनके सतसंग के 
कभी नहीं करेगा और अपना मतलब सच्चे परमार्थ के 
हासिल करने का पेश-नजर? रखकर जो २ कार्रवाई कि 
सतो ने अतरी और बाहरी, वास्ते गढ़त मन और 
इच्द्रिय और स्वभाव के जारी फरमाई हैं, उनको बहुत 
ख़ुशी के साथ मानेगा और उमग के साथ उनके 
मुवाफिक काम करेगा और ससारियो का, जो असली 
परमार्थ से बे खबर हैं, भय और शरम अपने मन मे नही 
लावेगा और अपने मन और इन्द्रियो को थोड़ा बहुत 
जोर देकर रोकेगा और सच्चे तौर पर परमार्थ की 
कार्रवाई में लगावेगा और फिर वही सतगुरु और 
राधास्वामी दयाल की दया का भागी होकर अपने अंतर 
और बाहर उनकी मेहर और रक्षा के परचे हर रोज देख 
कर उनके चरनो में गहरी से गहरी प्रीति और प्रतीत 
करके अपना जनम सुफल करेगा, यानी जीते जी अपने 
उद्धार की कैफियत देख कर शान्ति और आनन्द को 
प्राप्त होगा | 


| १-पेशनजरन्सन्ुख@] | - पेशनज़र = सन्मुख। 


| १३० ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [बचन | १३० ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [ बचन | 


बचन १५ 
राधास्वामी मत सदेशा 


जो लोग कि सच्चे खोजी सत्त पद के हैं 
और अपने जीव के पूरे और सच्चे उद्धार के 
वास्ते दर्द के साथ सच्ची ख्वाहिश रखते हैं 
यानी सच्चे परमाथी हैं और दुनिया की तरफ 
से उनके दिल में किसी कदर उदासीनता है, 
उनके वास्ते सत्त मत का भेद इस बचन मे 
कहा जाता है 


१ - राधास्वासी मत क्या है 


१ - राधास्वामी मत को संत मत कहते हैं ओर यही 
मल सत्त मल है यानी सत्त पद को लखाता है और 
उसका भेद समझाता है। 


२ - राधास्वामी नाम की सिफत 


२ - राधास्वामी नाम कुल्ल और सच्चे मालिक का 
नाम है जो ईश्वर परमेश्वर और ब्रह्म पारब्रह्त और 
आत्मा परमात्मा और ख़ुदा और निर्वाण पद सब का 
निज कर्ता है। 

३ - यह नाम किसी का धरा हुआ नहीं है। इसको 
कुल्ल मालिक ने मेहर और दया से आप प्रकट किया 
यानी यह नाम ऊंचे देश में बगेर मदद ज़बान या बाजे 
के आप बोल रहा है। और उस धुन को बड़ भागी 
अभ्यासी अपने घट में सुनते हैं। 


2 


| १५ ] राधास्वामी मत संदेश. [ १३१ | मत सदेश 

४ - जो कोई इस नाम को उसके नामी और धाम 
और वहाँ पहुँचने के रास्ते का भेद लेकर प्रेम के साथ 
गावेगा या उसका सुमिरन या ध्यान करेगा या चित्त 
लगा कर उसकी धुन को अतर में सुनेगा, वही कुल्ल 
मालिक राधास्वामी दयाल की दया और सतगुरु की 
कृपा से भव सागर के पार जावेगा और परम आनन्द 
को प्राप्त हो कर, काल के क्लेश और जनम मरन के 
दुक्खो से बच जावेगा। 


३ - अर्थ राधास्वामी नाम के 
५ - “राधा” नाम “आदि सुरत” यानी “आदि धुन” 
का है, जो “आदि शब्द” से प्रकट हुई, और “स्वामी” 
नाम कुल्ल मालिक यानी “आदि शब्द” का है। 


६ - शाब्द यानी आवाज प्रथम ज़हूर यानी प्रकाशा 
कुल्ल का है और यही सब रचना का करता है। 


७ - या इस तरह समझो कि “राधा” यानी घुन उस 
चैतन्य धार का नाम है जो अनामी पुरुष “स्वामी” से 
आदि में प्रकट हुई और उसी को “आदि सुरत” कहते 
है और “स्वामी” नाम उस पुरुष यानी कुल्ल मालिक 
का है जो अकह और अपार और अनत और अगाध 
और अनाम है और जिसके चरनों से धारा यानी 
धुन आदि में प्रकट हुई। 


८ - आदि धारा यानी धुन अथवा “आदि सुरत” 
कुल्ल रचना की कर्ता है और इस वास्ते वही कुल्ल 
रचना की माता है और स्वामी यानी “आदि शाब्द” 
कुल्ल रचना का पिता है। 


| १३२ ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [बचन | 


१३२ | प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [ बचन 


९ - जब यह धुन या धारा उलट कर स्वामी या 
शब्द की तरफ मुतवज्जह होवे, तब इस धारा का नाम 
“राधा” ओर आशिक यानी प्रेमी और भक्त है, ओर शब्द 
यानी “स्वामी” प्रीतम और माशूक है। 


१० - जब तक कि यह धारा या धुन जारी है, तब 
तक वह और शब्द दो समझे जाते हैं। और जब कि वह 
धारा उलट कर शब्द यानी स्वामी में समा जावे, तब 
एक हो गये यानी दो का फर्क जाता रहा। 


& - खुलासा हाल रचना का 


११ - जो धारा कि आदि मे प्रकट हुई, वह उतर 
कर किसी कदर फासले पर ठहरी, और वहाँ उसने 
मडल बाँध कर रचना करी। इस स्थान का नाम अगम 
लोक है और जो धारा कि वहाँ आकर ठहरी, उसका 
नाम अगम पुरुष हे, यानी राधास्वामी दयाल के तरञ्त 
का स्थान है। 


१२ - जब अगम लोक की रचना हो गई, तब वहाँ 
से भी धारा प्रकट होकर नीचे उतरी और किसी कदर 
फासले पर ठहर कर और वहाँ मडल बाँध कर उसने 
रचना करी। इसका नाम अलख लोक है, और उस 
धारा का नाम अलख पुरुष है। 


१३ - अलख पुरुष से भी धारा प्रकट होकर और 
पहिले दस्तूर के मुवाफिक नीचे उतर कर जहाँ ठहरी, 
और उसने मडल बाँध कर रचना करी, उसका नाम 
सत्तपुरुष और सत्तलोक है। 


१४ - यहाँ लक निर्मल चैतन्य यानी रूहानी रचना 
हुई, और राधास्वामी दयाल आप इन स्थानो में व्यापक 


जे 


2 


| १५ ] राधास्वामी मत संदेश [ १३३ | मत सदेश 
और मौजूद हैं। यहाँ काल क्लेश और दुक्ख और दर्द 
और जनम मरन नही हैं। यह सब स्थान दयाल देश या 
संत देश या निर्मल चैतन्य के देश कहलाते हैं। यहाँ का 
प्रकाशा सेल रंग है। 


१५ - बहुत अरसे तक इसी कदर रचना होकर रह 
गई और यहाँ की बासी सुरते हस कहलाती हैं, और 
अनंत दीप रूहानी इन लोको के गिर्द में पैदा किये गये, 
उन में हस रहते हैं और अमी का अहार और पुरुष के 
दर्शन का बिलास करते हैं। 


१६ - ऊपर जो धारा का जिक्र लिखा गया है, वह 
धारा निहायत सूक्ष्म है कि किसी तरह नजर नहीं आ 
सकती और न कुछ उसका आकार मालूम हो सकता 
है, जेसे चुम्बक पत्थर को जब लोहे के छोटेर टुकड़ों 


के सामने लाओ तो वह लोहे के टुकड़ों को अपनी धार 
के वसीले से खींचता है, पर वह धारा उससे निकलती 
हुई बिलकुल मालूम नहीं होती है। यह दृष्टान्त भी सर्व 
अग करके दुरुस्त नहीं है, लेकिन सिर्फ धारा की 
सूक्ष्मता समझाने के लिये दिया गया है। 

१७ - सत्त लोक के मडल के नीचे जो चैतन्य था, 
वह श्याम रग के गुबार से ढका हुआ था और जिस 
कदर कि सत्त लोक से दूरी होती गई, वह गुबार भी 
बढ़ता गया, जेसे किसी चीज़ पर तह पे लह चढ़ी हुई 
होती है। 

१८ - सत्तलोक के नीचे से श्याम धारा भूरे रग की 
प्रकट हुई और यह धारा भी चैतन्य थी जेसे कि ऊपर 
के लोकों की धारा चैतन्य है। इस धारा ने सत्त पुरुष 

से बिनली करके आज्ञा मॉगी कि सत्तलोक के मुवाफिक | 


| १३४ ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [बचन | १३४ ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [ बचन । 


रचना करे, तब उसको हुक्म हुआ कि नीचे के देश में 
जाकर रचना करे। इस धारा का नाम निरजन यानी 
काल पुरुष है, और नीचे उतर कर यानी ब्रह्माण्ड में, 
इसी का नाम पारब्रह्म और ब्रह्म हुआ। 


१९ - यह श्याम धारा नीचे उतरी पर वह मडल 
बाँध कर जैसे ऊपर की धाराओं ने रचना करी, ऐसी 
रचना न कर सकी। तब उसने सत्तपुरुष से फिर 
बिनती करके मदद मागी, तब सत्तलोक से दूसरी धारा 
जर्द रंग की प्रकट करके नीचे उतारी गर्ड्‌। यह धारा 
सुरतों का भडार लिये हुए आई, और फिर इसने और 
पहिली श्याम धारा ने मिल कर नीचे के देश में रचना 
करी । इस धारा का नाम जोति और आस्या है, और 
नीचे के देश यानी ब्रह्माण्ड मे इसी का नाम माया 
इुआ। 

२० - पहिले इन दोनों घारी ने ब्रह्माण्ड की रचना 
करी यानी ब्रह्म सृष्टि करी । इस देश मे गुबार किसी 
कदर साफ और सूक्ष्म था, इस सबब से यहाँ की रचना 
भी सूक्ष्म हुई । 

२१ - सत्तलोक के नीचे एक स्थान यानी लोक रचा 
गया कि जिसको दयाल देश का द्वारा समझना चाहिये 
और उसके नीचे एक भारी मैदान है, जिस को महासुच् 
कहते हैं, और वह दयाल देश और ब्रह्माण्ड यानी ब्रह्मा 
और माया देश के बीच में हह के तौर पर है। 

२२ - फिर इसके नीचे तीन स्थान निरंजन और 
जोल ने रचे, जो ब्रह्माण्ड की हद में शामिल हैं। नीचे 
के स्थान को सहसदलकँवल कहते हैं और जहाँ निरंजन 
| और जोति का स्वरूप प्रकट है और यही स्थान सब | 


| १५ |] राधास्वामी मत संदेश. [ १३५ | मत सदेश 


मतों का, जो दुनिया मे जारी हैं, सिद्धान्त पद है यानी 
इसके ऊपर का हाल किसी मत की किताबों में नही 
लिखा है। सिर्फ जोगीश्वर ज्ञानी ब्रह्माण्ड की चोटी तक 
यानी सहसदलकेंवल के ऊपर दो मुकाम तक गये, पर 
वहाँ का भेद उन्होंने गुप्त रक्खा, कहीं २ इशारे में 
वर्णन किया, लेकिन ब्रम्हाण्ड के परे कोई नही गया, 
सिवाय सत सतगुरु के जो कि सत्तलोक से आये और 
कुल्ल रचना के भेद से आपही वाकिफ थे। 


२३ - सहसदलकेवल से तीन धारें सल, रज, लम, 
जिनको गुन और भी ब्रह्मा, विष्णु और महादेव कहते 
हैं, पैदा हुई और इन घारों ने नीचे के देश की रचना 
करी जिसको पिंड कहते हैं और जिसमें छ: चक्र 
शामिल हैं। 


२४ - इस रचना में देवता और मनुष्य और पशु 
और बाकी कुल्ल रचना चारो खान की शामिल है। यहाँ 
गुबार भारी था यानी स्थूल माया थी, इस सबब से यहाँ 
की रचना भी स्थूल हुई। 


२५ - और चार खानों के नाम यह हैं। (१) जेरज 
जो झिल्ली मे लिपटे हुए पैदा होवे। (२) अडज जो अडे 
से पैदा होवें। (३) स्वेदज जो पानी और पसीने से पैदा 
होवें। (४) उद्भिज जो जमीन से पैदा होवे जैसे दरख्त 
वनस्पति वगैरा, और भी जो खान से पैदा होवें। 

२६ - इस दरजे में सूक्ष्म और स्थूल शरीर के साथ 
पाँच दूत (१) काम (२) क्रोध (३) लोभ (४) मोह और 
(५) अहंकार, और चार अंत:करण (१) मन (२) चित्त 
(३) बुद्धि (४) अहंकार, और दस इद्रिय यानी पाँच 
ज्ञान इन्द्रिय (१) आँख (२) कान (३) नाक (४) जबान ॥ 


| १३६ ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [ बचन | १३६ ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [ बचन | 


रस लेने वाली और (५) त्वचा यानी खाल, और पाँच 
करम डुद्रिय (१) हाथ (२) पाँव (३) जबान बोलने 
वाली (४) पेशाब की और (५) पाखाने की इन्द्रिय 
बतौर औजारों के वास्ते कार्रवाई उन शरीरो के, सूक्ष्म 
और स्थूल रचना के लोको मे शामिल इए । 

२७ - और इन लोकों में यानी सूक्ष्म और स्थूल 
लोक में माया ने अनेक तरह के भोग इन सब इन्द्रियो 
के पैदा किये और उन भोगों से मन और इन्द्रिय अपना 
भोग बिलास कर रहे हैं। 

२८ - सुरत की धार जो ऊंचे देश से आई, वह 
पहिले मन को चैतन्य करती है और मन के स्थान से 
जो धार सुरत और मन की मिलौनी से उठती है, वह 
इच्द्रियो को चैलन्य करती है और इन इच्द्रियो के द्वारे 
वही धार भोगों और पदार्थो में शामिल हो कर उनका 
रस उन्हीं इन्द्रियों के वसीले से मन को देती है। यह 
कार्रवाई स्थूल देह में बैठकर सुरत और मन, इ्द्रियों 
के वसीले से इस देश में कर रहे हैं। 


५ - वर्णन जोहर सुरत और मन, और 
उनके स्थान का, पिंड मे 


२९ - अब समझना चाहिये कि सुरत की 
धार दयाल देश से आई और वह सत्तपुरुष राधास्वामी 
की अस है। अस के अर्थ टुकड़े के नही है। अस कहने 
से सिर्फ यह मतलब है कि सुरत वही जौहर है जो 
कुल्ल मालिक का जौहर है। और वह कुल्ल मालिक 
सब जगह मौजूद है, पर एक देश में प्रकट और 
बे-परदे और बाकी देश मे गुप्त यानी परदा या तह से 


_ 2 


| १५ |] राधास्वामी मत संदेश [ १३७ | मत सदेश 


ढका हुआ और यह परदे या तह, जिस कदर कि प्रकट 
देशा से दूरी होती गई, बढ़ते गये, जैसे कि प्याज़ के 
ऊपर या केले के दरख्त पर तह पै लह चढ़ी होती है। 
और हर एक अदरी लह या परदा बाहर की लह या 
परदे से मुलायम और साफ और सूक्ष्म होती है। इसी 
तरह यह तह या परदे ग़ुबार यानी माया के उस चैतन्य 
पर चढ़े हुए हैं। और पहिला परदा या तह निहायत 
लतीफ और सूक्ष्म और दूसरा उससे कम लतीफ और 
तीसरा उससे कम लतीफ है। ऐसे ही स्थूल माया के 
देश में स्थूल यानी मोटी लह या परदे हैं और सुरत 
उनके अंदर गुप्त है। 

३० - और प्रकट और गुप्त का हाल थोड़ा बहुत 
इस दूष्टात से समझ मे आवेगा - जैसे कि इस लोक 
में पानी एक देश यानी समुद्र में प्रकट है और बाकी 
देशों मे यानी ज़मीन पर गुप्त है यानी तह या परदो से 
ढका हुआ है, कहीं वह तह या परदा पाँच चार हाथ 
मोटा, कही दस बीस हाथ, कही चालीस पचास हाथ, 
और कहीं इससे भी ज़्यादा, मगर पानी हर जगह 
मौजूद है और बगेर परदा या लह के हटाये उसका 
दर्शन या उससे कुछ कार्रवाई मुमकिन नही है। 


३१ - दूसरी धार निरजन से (जिसका स्थान 
ब्रह्माण्ड में हे और वह नीचे के देश में भी व्यापक है ) 
निकली और इसका नाम मन हुआ। और मन उसको 
कहते हैं कि जिसमे फुरना होवे यानी तरंग और ख्याल 
उठे । यह नीचे के देश में दरजे-बदरजे स्थूल होता गया 
और यही इच्द्रियो का प्रेरक है। 


| १३८ ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [ बचन | १३८ ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [ बचन । 


३२ - तीसरी धार माया से निकली। इस माया 
का स्थान भी ब्रह्माण्ड मे है, और वही सब नीचे के देश 
में मौजूद है, और यह भी दरजे-बदरजे मुवाफिक परदो 
के स्थूल यानी कसीफ होती गई। इसके मसाले से लन 
और इन्द्रियां वगैरा बनी, और यह सुरत की शक्ति से 
चैतन्य हैं, जिस शक्ति की धार मन के वसीले से पिंड 
में फैलती है । 


३३ - सुरत की असली बैठक पिंड में, दरमियान 
दोनो आँखों के, जो अदर की तरफ तिल है, उसमे हे । 
और इसी स्थान से तमाम पिंड में फैली है और जाग्रत 
के वक्‍त दोनो आँखों में नशिस्ल है। जब सुरत की धार 
अदर और ऊपर की तरफ स्विच जाती है, उस वक्त 
देह और इन्द्रियाँ बेकार हो जाती हैं यानी तमाम 
कार्रवाई उनकी बद हो जाती है। 


३४ - मन की बेठक खास कर सीने के नीचे 
कौड़ी के मुकाम पर है और वही से धार इन्द्रियों में 
आती है, और भी तमाम देह में फैलती है, लेकिन जब 
तक सुरत की धार ऊपर से मन के स्थान पर न आवे, 
तब तक यह कुछ कार्रवाई नहीं कर सकता है। 

३५ - माया की धार से जो कि जगह २ स्थूल रूप 
हो गई, पिंड के अग २ बने हैं और वही कुल्ल देह में 
व्यापक है। 


६ - बयान हालत खिचाव सुरत का 


३६ - जब आदमी की आँख की पुतली खिच जाती 
है, वह फौरन बेहोश हो जाता है और देह बेकार हो 
जाती है और मन और इन्द्रियाँ भी बेकार हो जाती हैं। 


2 


| १५ ] राधास्वामी मत संदेश [ १३९ | मत सदेश 
३७ - इसी तरह जब ज्यादा खिंचाव उस 
धार का हो जाता हे, तब आदमी मर जाता है, और जो 
थोड़ा सा खिंचाव हुआ, तब बेहोश हो जाता है या नीद 
आ जाती है और इस तरफ से गाफिल हो जाता है। 


३८ - इससे साबित हुआ कि तमाम कार्रवाई बदन 
की सुरत की धार के आसरे है ओर इस धार का ऊपर 
से यानी दिमाग से आँखों में और फिर तमाम देह में 
उलरना और फैलना और फिर अखीर वक्‍त पर इसी 
रास्ते से यानी आँख के मुकाम से अदर और ऊपर की 
तरफ होकर चले जाना और पिंड का छोड़ना, साफ 
इन आँखों से नजर आता है, क्योकि मरते वक्त पाँव 
की डँगलियों से खिंचाव उस धार का शुरू होकर रफ्ता 
२ ऊपर की तरफ को चलता जाता है और जब पुतली 
उलट गई यानी खिच गई, तब पिंड की मौत हो जाती 
हे। 


३९ - और यह बात भी इस बयान से साबित हुई 
कि जब सुरत जाग्रत के वक्‍त आखो में बैठी है, उस 
वक्त देह और दुनिया का दुख सुख और चिंता और 
फिक्र व्यापता है और जब अंदर की तरफ थोड़ी बहुत 
खिच गई, उस वक्‍त न देह की खबर रहती है और न 
दुनिया की और उनका दुख सुख भी नहीं व्यापता है। 
देखो जब डाक्टर लोग शीशी सुँघाते हैं उस वक्‍त सुरत 
यानी रूह की धार हट जाती है, फिर बदन काट डालते 
हैं और कुछ खबर नहीं होती । इससे साफ जाहिर है कि 
देह और इन्द्रियाँ जड़ हैं और सुरत चैतन्य है। उसकी 
चैलन्यता से यह भी चैतन्य होते हैं और जब उससे 
यानी सुरत से सम्बन्ध ढीला हो जाता है या टूट जाता 


| १४० ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [ बचन | Ee 
१४० ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [ बचन 


है, उस वक्‍त यह देह और इन्द्रियां बेकार या मुर्दा हो 
जाती हैं। 

४० - ऊपर के बयान से जाहिर होता है कि जो 
कोई जीते जी ससार और देह के दुख सुख से बचाव 
चाहे तो वह ऐसी तरकीब करे कि जिससे जब चाहे तब 
वह अपनी सुरत को आँख के स्थान से अदर और 
ऊपर की तरफ जिस कदर मुनासिब और जरूर 
समझे, खीच ले जावे। तब उसको देह और दुनिया की 
तकलीफ और आराम से बचाव हो सकता है। 


७ - रचना के तीन दरजों का बयान 

४१ - संतों ने कुल्ल रचना को तीन बड़े दरणजों में 
तकसीम किया है और वह तीन दरजे यह हैं। 

(१) पहिला दरजा - जिसमें निर्मल चैतन्य यानी 
सिर्फ रूह का मडल है और वहाँ के लोक और उन 
लोको में सब रचना रूहानी यानी चैतन्य लतीफ है और 
यह मंडल दयाल अथवा संत देश कहलाता है। 


(२) दूसरा दरजा - इस पहिले दरजे के नीचे से 
जैसा कि ऊपर बयान हो चुका है, गुबार यानी माया का 
जहूर हुआ। जितने रंग हैं, लाल से लगा कर नीले 
यानी काले रग तक, सब मन और माया के रंग हैं। इस 
दरजे में सूक्ष्म यानी लतीफ माया निर्मल चैतन्य को लह 
या गिलाफ के तौर पर ढके हुए है यानी लतीफ माया 
की देहियाँ तैयार होकर और उनमें रूह बैठ कर उस 
देश में कार्रवाई करती है। यह दरजा ब्रह्माण्ड कहलाता 


हे। 


| १५ |] राधास्वामी मत संदेश. [ १४ | मत सदेश 


(३) तीसरा दरजा - इस दरजे में निर्मल चैतन्य 
पर सिवाय सूक्ष्म माया के गिलाफों के स्थूल माया की 
तहें चढ़ी हुई हैं और इसी सबब से यहाँ के लोक भी 
कसीफ और उनकी रचना भी निहायत कसीफ यानी 
रशूल है। पिण्ड के छः चक्र इसी दरजे में शामिल हैं। 

८ - इस लोक में सुरत की हालत और 

कार्रवाई का बयान और उसके 
निकासी का जतन 


४२ - हमारा यह पृथ्वी लोक तीसरे दर्जे में है और 
इसी सबब से यहाँ की रचना भी स्थूल है और यहाँ 
सुरत यानी रूह कितने ही परदों में गुप्त है। किसी 
दरख्त का बीज लेकर देखो कि कितनी लह या छिलके 
उस पर चढ़े हुए हैं, और फिर उनके अंदर मग्ज़ और 


मग्ज के भी किसी दरजे मे उस बीज के रूह की बैठक 
है, जहाँ से कि वक्‍त पैदाइश के कुला फूटता है यानी 
प्रथम धार निकलती है और इन परदो या गिलाफ या 
तह को शरीर या देह कहते हैं। 


४३ - इसी तरह आदमी की रूह भी कई परदों 
यानी शरीरों मे गुप्त है। पहिला स्थूल शरीर, दूसरा 
सूक्ष्म और तीसरा कारन शरीर और इन तीनो में हर 
रोज़ सुरत यानी रूह की आमद रफ्त रहती है। 


४४ - ऊपर के बयान से जाहिर है कि यह देश 
सुरल यानी रूह का नही है, क्योकि यह माया का देश 
है ओर यहाँ काल और माया प्रधान यानी गालिब है और 
सुरत उनके आधीन है। हरचद कि सब कार्रवाई इस 
देश में सुरत की धार की ताकत से हो रही है, पर 
सुरत का मुख यहाँ नीचे और बाहर की तरफ हो रहा 


| १४२ ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [ बचन | १४२ ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [ बचन । 


है और इस सबब से उसकी घारें मन और माया से 
मिल कर जारी होती है और मन और माया का असर 
उनमे ज़बर रहता है इस वास्ते जीव का झुकाव ससार 
और उसके भोगों की तरफ ज्यादा रहता है। 

४५ - अब जब तक कि किसी मनुष्य को ऊपर के 
देश के बासी या उस तरफ के चलने वालो का सग न 
मिलेगा और वह उन से भेद रास्ते और जुगल चलने 
की लेकर, इस देशा और इस घाट यानी स्थान को 
आहिस्ता २ छोड़ना शुरू न करेगा, तब तक सच्चे और 
पूरे तौर से मन और माया का जोर कम न होगा और 
न उस मनुष्य की पुरानी आदतें और स्वभाव और 
ख्वाहिश और व्यवहार जो ससारियो का सग करके पड़ 
गाई हैं, बदलेगी । 

४६ - सग और तमाशा और तजरुबा जिस सोहबल 
और जिस पेशे में जो कोई कि होवे बडा भारी असर 
रखता है यानी जैसे आदमी की सोहबत होगी और 
जैसा कुछ कि वह अपनी आख से देखेगा और जो कुछ 
कि हालत उस पर बीतेगी, उसी मुवाफिक उसकी 
रहनी और व्यवहार और चाह होवेगी और जो चाह कि 
उसके मन मे जबर होगी, उसी के पूरे करने के वास्ते 
वह मेहनत और तवज्जह के साथ जलन करेगा। 

९ - अमर और परम सुख की प्राप्ति क लिये 
जतन करना जरूर है और 
उसी का नाम सच्चा परमार्थ है 

४७ - सब जीव दुनिया के सुखों के वास्ते मेहनत 

कर रहे हैं और दुखों को दूर करने के लिये तदबीर 


) 


| १५ ] राधास्वामी मत संदेश [ १४३ | मत सदेश 


करते हैं पर इस दुनिया के जितने सुख हैं, वे सब मन 
और इच्द्रियों के भोग है और नाशमान और लुच्छ और 
जड़ है और जिस किसी को यह सब सुख मिल भी गये 
तो एक दिन उनको जरूर मरने के वक्‍त छोड़ना पड़ेगा 
और जो उन्हीं की चाह मन में ज़बर रही और उम्र भर 
यही काम करता रहा, तो उसी चाह और स्वभाव और 
आदत के मुवाफिक फिर जनम धरना पड़ेगा ओर इसी 
तरह हमेशा जनम मरन का चक्कर जारी रहेगा और 
दुख सुख भोगता रहेगा और चाहे जैसा जतन करे, देही 
के दुख सुख से कभी निवृत्ति नहीं होवेगी। 


४८ - अब समझना चाहिये कि जिस कदर सुख 
और ज्ञान और आनन्द और रस हैं, सब सुरत की धार 
के वसीले से मालूम होते हैं। जो वह धार शामिल न 
होवे या हट जावे तो यह सब सुख और आनन्द और 
ज्ञान जाते रहें और जब कि सुरत की एक २ धार में 
इस कदर रस और आनन्द है कि मनुष्य उस में फेस 
रहे हैं, तब सुरत के भडार में यानी उस रूहानी और 
निर्मल चैतन्य देश मे जहाँ से कि सब सुरते आई हैं, 
किस कदर रस और आनन्द और सुख और ज्ञान 
होवेगा | 


४९ - इस वास्ते हर एक मनुष्य को, चाहे पुरुष 
होवे या स्त्री, मुनासिब है कि उस परम आनन्द की 
प्राप्ति के लिये थोड़ा बहुत जतन जरूर करे और जिस 
कदर वह जतन करता जावेगा, इस नीचे के देश से 
ऊचे देश में चढ़ कर विशेष सुख भोगता जावेगा और 
रफ्ता २ एक दिन परम और अमर आनन्द के भडार मे 
पहुँच जावेगा और वहाँ पहुँच कर आप भी अमर हो 


र ५ 


| १४४ ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [बचन | Ee 
१४४ ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [ बचन 


जावेगा और वह देश भी जो निर्मल चैतन्य का भडार 
है, अमर है और वहाँ का सुख भी अमर है। 

५० - जो कोई इस बात को नहीं मानेगा, वह इसी 
नीचे देश मे पड़ा रहेगा और बारम्बार ऊँची नीची जोनो 
मे और ऊँचे नीचे देशों में देह धर कर दुख सुख भोगला 
रहेगा और अपनी करनी और करम के मुवाफिक उन 
जोनो में फल पावेगा। 

५१ - सिवाय इसके मनुष्य में तीन किस्म की 
ताक॒ते मौजूद हैं। पहिली देह और इन्द्रियो की, दूसरी 
मन और बुद्धि की और तीसरी सुरत रूह की। जो कोई 
इन तीनों ताकतों को मथन करके जगावे, वह सब में 
श्रेष्ठ कहलावे और ऊँचे दरजे में पहुँच सकता है और 
मालिक के भेद को जान सकता है और जो एक एक 
ताकत को सिर्फ जगावेगा, वह उसी मुवाफिक फायदा 
उठावेगा, लेकिन जो सुरत की ताकत को मथन यानी 
अभ्यास करके जगावेगा, उसकी बराबरी कोई नही कर 
सकेगा, वह ख़ुद मालिक का प्यारा हो जावेगा, और 
सब रचना उसकी फरमा-बरदारी करेगी । 


५२ - अब समझो कि जिसने देह और इन्द्रिय की 
क़ुव्वते भी नहीं जगाई, वह सिर्फ कुली या हल जोतने 
का काम करके मुश्किल से अपना और अपने कुटुम्ब 
का पेट भरेगा और हैवानो के मुवाफिक नादान रहेगा 
और जिसने कि यह क्रुव्वते जगाई, जैसे सीने, लिखने, 
तसवीर खींचने, गाने बजाने वगेरा का काम सीखा, वह 
किस कदर फायदा अपनी मेहनत से उठा सकता है। 

५३ - और जिसने अक्ली और इल्मी क्ुव्वत को 
मदरसे मे अभ्यास और मश्क करके जगाया, वह देखो 


३... 


| १५ |] राधास्वामी मत संदेश... [ १४५ | मत संदेश 
किस कदर बड़ा दरजा हाकिमी व डाक्टरी व जजी व 
मुंसिफी व आनरेरी वगैरा का पाता है और अपनी 
मेहनत और कार्रवाई से किस कदर ज़्यादा फायदा 
उठाता है और किस कदर मान बडाई उसकी होती है 
और हजारो लाखो आदमी पर हुक्म चलाता है। 


५४ - और जिसने अपनी सुरत यानी रूह की 
ताकत को अभ्यास करके जगाया, जैसे कबीर साहब 
और गुरु नानक साहब जो संत हुए, और कृष्ण 
महाराज और रामचन्द्र और बोधजी औतार, और व्यास 
और वशिष्ठ जी वगेरा महात्मा, और हजरत ईसा और 
हजरत मुहम्मद और पैगम्बर और औलिया वगैरा, 
उनकी किस कदर महिमा और शुहरत हुई कि औरत 
और मर्द और बच्चे अनेक देशों में उनके नाम की 
ताजीम करते है और उनकी बानी और बचन को अपनी 
मुक्ति का वसीला समझते हैं और कैसे भाव और प्यार 
के साथ उनकी पूजा और यादगारी करते हैं। बा-वजूदे 
कि उनको सैकड़ों और हजारों वर्ष गुज़र गये, मगर 
उनका नाम और बानी ब-दस्लूर लोगों के दिलों मे 
ताजा असर करती है। 


५५ - अब समझना चाहिये कि हर एक औरत और 
मर्द पर फर्ज है कि थोड़ा बहुत तीनों कुव्वतों को 
अभ्यास करके जगावे । 


५६ - और जो ऐसा नहीं करेंगे, तो यह 
क्ुव्वते उन में जेसी सोती आई, वैसी ही सोती रहेगी 
और वे उनके जगाने से जो फायदा हासिल होना 
मुमकिन है, उससे महरूम और अभागी रहेगे। 


| १४६ ]. प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [ बचन | १४६ ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [ बचन । 


५७ - इन सब मे से रूह यानी सुरत की 
क्कुव्वत को तो जरूर थोड़ा बहुत जगाना हर एक मनुष्य 
को लाजिम और फर्ज है कि उसमे उसके जीव रूह का 
कल्यान और मालिक के देश में पहुँच कर परम आनन्द 
का प्राप्त होना मुमकिन है और नहीं तो हमेशा अंधेरे 
यानी माया के घेर में पड़ा रहेगा और देहियो के साथ 
दुख सुख और जनम मरन की तकलीफ भोगता रहेगा। 


५८ - सिवाय इसके दफा ३६, ३७, ३८, ३९, ४० 
के पढ़ने से मालूम होगा कि सुरत रूह मरने के वक्त 
आख के रास्ते होकर जाती है यानी जब पुतली उलट 
जाती है, उस वक्त मौत हो जाती है। अब हर एक 
मनुष्य को चाहे स्त्री होवे या पुरुष, ज़रूर और मुनासिब 
है कि अपने मरने के वक्त से पहिले इस रास्ते को 
जिस कदर बन सके खोले यानी तै करे और वहाँ की 
रचना और कुदरत और कैफियत अपनी आखो से देख 
ले और जो ऊपर की तरफ चलने में आनन्द और 
सरूर ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा मिलता जावेगा, उसका 
भोगा मन और रूह के साथ थोड़ा बहुत इस जिन्दगी मे 
करे, लब अखीर वक्‍त पर और भी किसी भारी तकलीफ 
या दुख या चिन्ता के समय उसको रंज बहुत कम होगा 
और ऐसे वक्‍त पर अपने अदर की तरफ तवज्जह 
करने से फौरन किसी कदर फायदा मालूम होवेगा। 

५९ - ऐसे अभ्यासी को कुल्ल मालिक राधास्वामी 
दयाल की दया और मेहर और उनके अंग संग और 
हाजिर नाजिर होने का सबूत अपने अतर में मिल कर 
दिन २ प्रेम और प्रतीत चरनों में बढ़ती जावेगी और 
दुनिया के काम भी उस के सहज में कुल्ल मालिक की 
मोज के मुवाफिक सरजाम पावेगे और उसके मन में, | 


| १५ |] राधास्वामी मत संदेश. [ १४७ | मत सदेश 


ससार और उसके पदार्थो की तरफ से सहज उदासीनता 
होती जावेगी और भक्ति बढ़ती जावेगी कि जिससे यह 
अपना सच्चा उद्धार होता हुआ जीते जी आप देखता 
जावेगा | 


६० - सच्चा परमार्थ इसी का नाम हे कि अपने घट 
में जिस रास्ते होकर सुरत रूह राधास्वामी देश से 
उतर कर पिंड में आकर ठहरी है, उसी रास्ते से 
उसको चला कर उसके निज देश मे पहुँचाना, और 
अपने सच्चे माता पिता राधास्वामी दयाल के चरनो में 
पहुँच कर उनके दर्शन के बिलास का आनद लेना। 

६१ - संत मत में कुल्ल मालिक की महिमा और 
पूजा है और वह पूजा जाहिरी नहीं है। उसका भेद 
लेकर उससे मिलने का जलन करना यही पूजा है। 
और उसके चरनों में दिन २ प्रीति और प्रतीत का 
बढ़ाना यही उसकी भक्ति है। 

६२ - और जो कि सच्चा और कुल्ल मालिक सब 
जगह मौजूद है और मनुष्य इस लोक में सब से श्रेष्ठ 
यानी उत्तम है, फिर मनुष्य के चोले में उसका प्रकाश 
ब-निसबल और रचना इस लोक के, ज्यादा प्रकट है। 
इस वास्ते जो कोई उससे मिलना चाहे या उसका 
प्रकाश और जलवा देखना चाहे, उसको मुनासिब है 
कि अपने घट मे उसका पता और भेद लेकर खोज 
करे, क्योकि मनुष्य का चोला कुल्ल रचना का नमूना है 
और इस चोले में जो कुछ कि बाहर रचना है, वह सब 
छोटे स्केल पर मौजूद है। जैसे कि एक तसवीर बड़ी 
और एक उसी की नकल छोटी, दोनो में बराबर सब 
आकार बड़े और छोटे के हिसाब से मौजूद हैं। 


| १४८ ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [ बचन | हि 
१४८ |] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग | बचन 


६३ - बाहरमुख पूजा जिस कदर कि है, वह नकल 
की है या मनुष्य से कमतर दरजे की रचना की है। यह 
दोनो असल से बहुत दूर है ओर जो इनका सिलसिला 
असल से नहीं लगा हुआ है यानी असल का भेद जो 
घट में है, नही मालूम है और न उसके मिलने की 
तरकीब की ख़बर है तो वह सब पूजा वृथा और फिजूल 
है, क्योंकि उस काम के करने से कभी असल नही 
मिलेगा, जब लक कि भेदी से उस का भेद लेकर, वह 
जुगल कि जिससे मेला होवे, अपने अतर में कमाई न 
जावे। 

६४ - और वह भेद और जुगत यानी तरीका 
अभ्यास का इस वक्त में सिर्फ राधास्वामी मत में मिल 
सकता है और किसी मत में उस भेद और तरीके का 
जिक्र भी नहीं है। और वह जुगल ऐसी है कि लड़का, 
जवान, बूढ़ा, चाहे स्त्री होवे या पुरुष, उसको आसानी 
के साथ बगेर किसी खतरे या विघ्न के कमा सकता है। 


६५ - और मतों में प्राणायाम को सब में बढ़का 
तरीका या योग करार दिया है, पर वह ऐसा मुश्किल 
और खतरनाक है कि विरक्तों से भी उसका अभ्यास 
नहीं बन सकता, फिर बिचारे गृहस्थी और खास कर 
औरते तो उसके सजमो की निगह-दाश्त और प्राणो के 
रोकने और चढ़ाने का अभ्यास बिलकुल नही कर 
सकती और इस सबब से उनका उद्धार उन मतों के 
मुवाफिक मुतलक नही हो सकता। 

६६ - इन मतों के आचार्यो ने प्राण की धार पर 
सवार होकर रास्ता ते करना बललाया यानी प्राण योग 
का उपदेश किया, पर सतो ने रूह (सुरत) की धार की 


| १५ ] राधास्वामी मत संदेश. [ १४९ | मत सदेश 


सवारी तजवीज की । अब खयाल करो कि रूह की 
धार बड़ी है या प्राण की धार । सोते में प्राण की धार 
जारी रहती है, मगर कुल्ल कार्रवाई मन और इन्द्रियों 
की बन्द रहती है और जाग्रत में जब कि रूह की धार 
आँखों के मुकाम पर आकर ठहरी, उस वक्त कुल्ल 
कार्रवाई तन मन और इन्द्रियों की जारी हो जाती है। 
इससे साफ जाहिर है कि जो कोई रूह की धार पर 
सवार होकर घर की तरफ चलेगा, वह सुखाला पहुँचेगा 
और जल्द मन और इन्द्रिय और तन उसके काबू में 
आवेगे और किसी तरह का खतरा और विघ्न रास्ते में 
पेदा नहीं होगा और जो प्राण की धार के आसरे चलेगा, 
उसको प्राणों का रोकना और चढ़ाना बगेर पाबंदी 
(बर्ताव) मुकर्रर किये हुए संजमों के जो कि निहायत 
कठिन और मुश्किल हैं और न गृहस्थ से बन सकते हैं 
और न विरक्त से, कतई ना-मुमकिन होगा। इस वास्ते 
यह रास्ता बिलकुल बद हो गया और सिर्फ जबानी या 
तहरीरी बातचीत इस अभ्यास की रह गई । और जो 
बिलफर्ज किसी एक विरक्त से थोड़ा बहुत अभ्यास 
बना भी, तो बाकी विरक्त और कुल्ल गृहस्थियो से तो 
उसका बन आना ना-मुमकिन है। फिर ऐसे रास्ते के 
बयान करने से क्या फायदा ? किताबों में उसका जिक्र 
लिखने और जबानी बयान करने से अभ्यास का फल 
नहीं मिल सकता है। 


६७ - इस वास्ते जो अभ्यास कि सतों ने बताया है, 
उसका मानना और उसके मुवाफिक थोड़ी बहुत कार्रवाई 
करना, हर एक को चाहे औरत होवे या मर्द, मुनासिब 
और जरूर है, क्योंकि बगेर उसके दुनिया और देह के 

सुख दुख और जनम मरन के सख्त दुक्खों से बचाव 


| १५० ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [ बचन | १५० ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [ बचन | 


किसी तरह मुमकिन नहीं और न सच्चा और पूरा 
उद्धार या मुक्ति हासिल हो सकती है। 


१० - वर्णन केोफियत सुरत शब्द 
अभ्यास की 


६८ - इस अभ्यास का नाम सुरत शाब्द योग है 
यानी सुरत रूह को शाब्द के साथ मिला कर चढ़ाना। 
और शब्द नाम सिर्फ आवाज का नही है, बल्कि चैतन्य 
की धार से मतलब है, क्योंकि जहाँ धार रवाँ है, वहाँ 
उसके साथ आवाज भी बराबर होती है, धार नज़र नहीं 
आती, पर आवाज से उसकी पहिचान होती हे, जैसे 
आदमी का असली रूप यानी उसकी सुरत रूह की 
कैफियत नजर नहीं आती, पर आदमी के बोलने से 
मालूम होता है कि रूह सुरत उसमें मौजूद है और 
कार्रवाई कर रही है। कुल्ल रचना मे शब्द के वसीले से 
कार्रवाई हो रही है और यह शब्द निशान और जहूरा 
चैतन्य का है। जहाँ शाब्द नहीं, वहाँ चैतन्य भी नहीं, 
यानी गुप्त है। 


६९ - सुरत चैतन्य को शब्द चैतन्य से मिलाने का 
मतलब यह है कि सुरत जो उस शब्द की धार है, 
उसको अपने घर की तरफ आवाज़ की डोरी को पकड 
के उलटाना । और आवाज़ की बराबर कोई अँधेरे मे 
उजाला करने वाला और रास्ता दिखलाने वाला नहीं 
है। जब कि कोई आदमी अँधेरी रात में जंगल में रास्ता 
भूल जावे और उस वक्त ब-सबब छाये होने बादल के 
किसी किस्म की रोशनी चाँद तारागन बिजली और 
मशाल वगेरा की नहीं है, तो जो आवाज़ आदमियो की 


` 


| १५ |] राधास्वामी मत संदेश [ १५१ | मत सदेश 


किसी नजदीक के गॉव से आती होवे, उसको पकड के 
भूला हुआ आदमी गाँव में पहुँच सकता है। 


७० - इसी तरह यह आवाज़ अनहद शाब्द की जो 
घट २ में पूर है और बगैर मदद ज़बान या किसी बाजे 
के हर वक्त जारी है, ऊँचे से ऊंचे देश यानी कुल्ल 
मालिक के दरबार से आ रही है और एक एक रास्ते 
के स्थान पर ठहर कर और फिर उस धार के वसीले 
से जो वहाँ से निकली है, बरामद होकर (निकल कर) 
कुछ तबदीली के साथ बराबर ऊपर से नीचे के मुकाम 
तक जारी है और कुल्ल देह और रचना भर में फैली 
हुई है। जो कोई इस आवाज़ का भेद और पता यानी 
स्थान स्थान के शब्द का हाल भेदी से दरियाफ्त करके 
अपने मन और चित्त से उसको सुनता हुआ आँखों के 
रास्ते से चलना शुरू करे, वह दिन २ उस स्थान के, 
जहाँ से कि पहिली आवाज़ आ रही है, नजदीक 
पहुँचता जावेगा और फिर वहाँ से दूसरे शब्द को पकड़ 
के चलेगा, इसी तरह सब मजिले रास्ते की तै करता 
हुआ एक दिन कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल के देश 
में जा पहुँचेगा। 

७१ - मालिक कुल्ल अरूप और विदेह है। उसका 
ध्यान किसी तरह कोई नही कर सकता है, पर शब्द के 
वसीले से जो उस मालिक के चरनों से जारी हुआ है, 
अभ्यासी ध्यान करता हुआ पहुँच सकता है, क्योंकि 
शब्द उस मालिक का प्रथम जहूरा और निशान है और 
जैसे कि वह मालिक अरूप है, शाब्द भी अरूप है, पर 
ध्यान में बहुत भारी मदद देता है यानी ध्याता को 
उसके इष्ट के पास पहुँचाता है, इसी तरह अरूप का 


2 


| १५२ ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [ बचन | १५२ ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [ बचन | 


ध्यान करके अभ्यासी उस अरूप पद मे पहुँच सकता 
है। और कोई रास्ता या तरकीब पहुँचने की ऐसी 
आसान और बे-खतरा और निश्चय करके सीधी राह से 
पहुँचाने वाली कतई नहीं है क्योकि रूह की धार जो 
शब्द की धार है, उस से बढ़कर और कोई धार नही 
रची गई है। वह और सब धारों की कर्ता और चैतन्य 
करने वाली है। ख़ुद प्राण की धार भी रूह यानी जान 
की धार से चैतन्य है। फिर सुरत शाब्द से बढ़ कर और 
कोई जुगल न रची गई और न हो सकती है। 


७२ - यह बात सब को मालूम होवेगी कि सुरत रूह 
का आवाज के साथ प्यार और इश्क जाती यानी 
असली है। जैसे कोई आदमी कैसे ही जरूरी काम के 
वास्ते जाता होवे और जो कही रास्ते मे उमदा गाना 
बजाना होता होवे, तो जरूर थोड़ी देर के वास्ते वहाँ 
ठहर कर उसको शौक से सुनेगा, बल्कि सिफ आदमी 
ही नहीं, जानवर भी उम्दा बाजे और रसीली आवाज के 
आशिक है और उसको बड़ी तवज्जह के साथ एकाग्र 
चित्त हो कर सुनते हैं और खुश होते नज़र आते हैं। 
सबब इसका यही है कि सुरत का भडार शब्द है और 
यह आप भी आवाज स्वरूप है और इस वास्ते आवाज़ 
के साथ इसकी प्रीति या इश्क जाती और असली है। 
रसीली आवाज़ सुन कर सुरत और मन मस्त हो जाते 
है और गाने या बाजा बजाने वाले के सग २ फिरते हैं 
और कभी खुशी में भर कर नाचने लगते हैं, और 
ज्यादती सरूर में बे-होश हो जाते हैं। 

७३ - जिस किसी को सच्चा शौक होवे, इस 
अभ्यास का चद रोज यानी एक महिने पन्द्रह रोज 


2 


| १५ ] राधास्वामी मत संदेश. [ १५३ | मत सदेश 


इम्तिहान और परीक्षा करके आप देख ले, क्योकि यह 
राधास्वामी मत करनी का है, बातों और विद्या बुद्धि की 
चलुराई का नहीं है। विद्यावान अपनी बुद्धि के अहंकार 
मे सतो के बचन को गौर और फिक्र के साथ, बिना 
पक्षपात के न सुन कर कोरे रह गये और उनको सच्चे 
मालिक का या उसके मिलने के रास्ते और तरीके का 
पता न लगा, सिर्फ बातो में सतोष करके थक रहे और 
अहंकार किया कि उनकी बराबर कोई कुछ नही 
जानता है और हकीकत में असल भेद कुल्ल मालिक 
और जीव यानी सुरत और शब्द की धार से बिलकुल 
बे-ख़बर हैं। 


७४ - जो सच्चे खोजी और दर्दी लोग हैं और 
किसी मत या तरीके मे उनका बधन और पक्ष नहीं है 


और न अपनी विद्या और बुद्धि का ऐसा अहंकार रखते 
हैं कि हमने सब कुछ जान लिया और समझ लिया है, 
वे राधास्वामी मल के अभ्यास के लायक हैं और वही 
राधास्वामी मत के हाल और भेद और अभ्यास की 
जुगत को सुन कर मगन होवेगे और उसको दिलो जान 
से मानेंगे, और उसके मुवाफिक करनी करके उसके 
फल को प्राप्त होंगे यानी अपनी जिन्दगी में अपने सच्चे 
उद्धार और सच्ची मुक्ति का सबूत हासिल करेंगे, और 
एक दिन सच्चे मालिक के देश में पहुँच कर उसके 
दर्शन का आनन्द लेवेगे और जनम मरन और देह के 
दुख सुखों से बच जावेगे। 

११ - राधास्वामी मत के आभ्यासी को प्रेम और 

सच्चे शौक की जरूरत और 
उसकी महिमा 


| १५४ ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [ बचन | १५४ ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [ बचन । 


७५ - जितने काम दुनिया के हैं, बगेर शौक या 
मोहब्बत के वह दुरुस्ती से नही बन सकते हैं यानी जब 
तक कि उनमें मन और इन्द्रिय पूरी तवज्जह के साथ 
शामिल नहीं होते हैं, वह काम दुरुस्त नही होते, फिर 
परमार्थ का खोज और अभ्यास बगेर पूरी लवज्जह के 
किस तरह दुरुस्त बन सकता है, इस वास्ते सच्चे 
परमार्थी को राधास्वामी मत मे ज़रूर है कि प्रेम अग 
लेकर सतसंग और अभ्यास करे, तो उसमें फायदा 
मालूम पड़ेगा, और नही तो उसकी कार्रवाई रूखेपन 
के साथ होवेगी और उसमें रस कुछ नही आवेगा और 
न प्रीति और प्रतीत बढ़ेगी । 


७६ - जो प्रेम कि प्रतीत के साथ है, उसके ठहराव 
का भरोसा ज्यादा होता है और उसमें फायदा भी 
ज़्यादा मिलेगा और कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल 
की दया भी ज्यादा आवेगी और यह प्रतीत सतस 
करके हासिल होगी। 


७७ - सतसग नाम गुरु या साध के सग का है और 
वह गुरु और साध सत मत अथवा राधास्वामी मत के 
पेरो होने चाहिये। ऐसे सलसग में सिवाय इन बातों के 
और किसी लड़ाई झगड़े किस्से बखेड़े का जिक्र न 
होगा - (१) महिमा सत्तपुरुष राधास्वामी दयाल की और 
भेद रास्ते और मंजिलों का और जुगल रास्ता तै करने 
की। (२) तरीका बढ़ाने प्रेम प्रीति का राधास्वामी दयाल 
ओर गुरु के चरणो में। (३) पैदा करना हालत उदासीनता 
का दुनिया और उसके भोगो की तरफ से अपने मन 
मे। (४) वर्णन उन विघ्नो का जो मन और माया 
अभ्यासी के रोकने को पैदा करते हैं। (५) हाल उस 


| १५ |] राधास्वामी मत संदेश. [ १५५ | मत सदेश 


कैफियत का जो अभ्यासी को हालत सतसंग और 
अभ्यास में मालूम होती है और (६) जिक्र चढ़ाई सुरत 
का मुकामों पर और उसकी हालत वगेरा। 


७८ - सतसंग में बैठ कर और चित्त देकर बचन 
सुनने से बहुत से संशाय और भरम दूर होते हैं और 
बहुत सी चीजों में या बातों मे जो भाव और पकड़ जीव 
की अर्से से चली आती है, वह भी ढीली हो जाती है। 
इस तरह आहिस्ता २ जीव काबिल अभ्यास करने सुरत 
शब्द योग के हो जाता है और जिन्होंने कि सतसंग नहीं 
किया और सिफ अभ्यास की बड़ाई सुन कर और मत 
मे शामिल होकर यानी उपदेश ले कर उसकी कमाई 
करने लगे, लो उनसे अभ्यास जेसा चाहिये, वैसा बन 
नही पड़ेगा और न रस आवेगा, क्योकि जब तक सशय 
और भरम दूर न होवे और अतर मे सफाई न होवे, तब 
तक मन और सुरत सर्व अग करके दुरुस्ती के साथ 
अभ्यास में नहीं लगते। 

७९ - इसी तरह जब कोई सलसग में बैठ कर 
पहिचान कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल और उनके 
धाम की और भेद रास्ते का और बड़ाई सुरत शाब्द 
मारग की सुनेगा और बुद्धि से अच्छी तरह समझेगा, 
तब उसके मन मे सतो के बचन की थोड़ी बहुत प्रतीत 
आवेगी और जब उस प्रतीत के मुवाफिक थोड़ा बहुत 
अभ्यास करके रस और राधास्वामी दयाल की दया का 
परचा अपने अंतर में पावेगा, लब सच्ची प्रीति घट में 
पैदा होगी और प्रतीत बढ़ती जावेगी और फिर अभ्यास 
का भी शौक बढ़ता जावेगा। 


| १५६ ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [ बचन | १५६ ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [ बचन | 


८० - बगैर थोड़े बहुत ऐसे शौक और प्रीति और 
प्रतीत के रास्ता घट में तै करना और कुदरत की 
कैफियत को देखना मुशकिल है, क्योंकि जब तक कुछ 
भी शोक और प्रीति और प्रतीत दिल में नहीं आवेगी, 
तब तक सुरत और मन और इन्द्रियाँ सिमट कर 
अभ्यास मे नही लगेगी, ओर न उस मे रस आवेगा और 
इस सबब से अभ्यासी थोड़े दिन कुछ कार्रवाई करके 
उसको थक कर और निरास होकर छोड़ देगा और 
सतो के बचन को रोचक समझ कर उनका निरादर 
करेगा। 


८१ - प्रेम या प्रीति खैंच शक्ति को यानी 
कुव्वते जाज़बा को कहते हैं। इसी शक्ति से तमाम 
रचना जो कि छोटे २ जर्रें या परमाणु से मिल कर रची 


गई है, कायम है और कुल्ल देहियों या सूरतों का 
ठहराव और कार्रवाई इसी शक्ति के आसरे हो रही है। 
जो प्रेम न होवे तो कोई किसी से मेल न करे और न 
किसी काम में मन लगा कर उसकी कार्रवाई करे | 

८२ - जब कि कुल्ल रचना की कार्रवाई प्रेम के 
आसरे जारी है, बल्कि सब रचना प्रेम के वसीले से 
ठहरी हुई है, तो परमार्थ की कार्रवाई जिससे सुरत 
अंश अपने अंशी यानी भंडार से मिलना चाहती है किस 
तरह बगैर प्रेम के जारी हो सकती है और क्यो कर 
बिना सच्चे शौक के इन दोनो का आपस मे मेला हो 
सकता है ? 

८३ - कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल प्रेम का 
भडार हैं और सुरत जो उनकी अंश या धार है, वह भी 
प्रेम स्वरूप है। इस वास्ते जब तक सुरत में प्रेम न 


| १५ |] राधास्वामी मत संदेश. [ १५७ | मत सदेश 


प्रकट होगा, लब तक उसका मेल अपने भडार से नहीं 
होगा यानी रास्ता तै करके उस भडार में पहुँचने की 
कार्रवाई (जिसको सुरत शब्द का अभ्यास कहते है) 
दुरुस्ती से नहीं बन पड़ेगी। 


८४ - ऊपर के बयान से जाहिर है कि जब लक 
पहिले सतसंग करके प्रीति और प्रतीत मन में नहीं 
आवेगी और संशय और भरम दूर न होवेंगे, तब तक 
प्रेम पेदा न होगा, इस वास्ते हर एक सच्चे खोजी और 
ददी परमार्थी को मुनासिब और जरूर है कि पहिले 
राधास्वामी मत के सतसंग में शामिल होकर होशियारी 
से बचनों को सुन कर और समझ कर और अपने 
सशय और भरम दूर करके अभ्यास शुरू करे, तब 
उसको उसका फायदा जल्द मालूम होवेगा और आइदा 
को दिन २ मुवाफिक उसकी लगन के, तरक्की होती 
जावेगी | 


१२ - राधास्वासी मत में पाप पुण्य यानी शुभ 
और अशुभ कर्म की शरह 


८५ - राधास्वामी मत मे शुभ और अशुभ कर्म यानी 
पुण्य और पाप की शरह ऐसे तौर पर की गई हे कि 
जिस में किसी को किसी तरह का शक और पकड़ के 
वास्ते मौका नहीं रहता है और जो अनेक फिरको और 
अनेक मतवालों ने बहुत से काम पुण्य और बहुत से 
पाप के साथ नामजद किये हैं, इनमे बहुत भेद रहता है 
यानी बाजे काम ऐसे है कि एक मत या एक देश में वे 
पाप समझे जाते है और दूसरे देश और मत में पुण्य 
माने जाते है या एक ही मत में एक वक्त वे पाप कर्म 
| और दूसरे वक्‍त में जायज़ शुमार किये जाते हैं, जैसे 


| १५८ ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [ बचन | १५८ ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [ बचन । 


जानदार का मारना आम तौर पर अजाब में दाखिल है 
और मास अहारियो में वही काम जारी है या आदमी का 
मारना गुनाह है और लड़ाई मे वही काम जायज़ समझा 
गया या अपने पड़ोसी का माल और जमीन छीन लेना 
या उससे जबरदस्ती करना ना-मुनासिब समझा गया 
और राजे और बादशाह लोग अपने करीब के कमज़ोर 
राजो का राज जरा ज़रा सी बात पर नाराज़ होकर 
छीन लेते हैं और यह काम मुल्कमीरी में दाखिल किया 
गया या यह कि दूसरे के माल या औरत को हाथ 
लगाना पाप समझा गया, लेकिन बाद फतह के राजा 
लोग शहरों के लूटने का हुक्म दे देते हैं और उस वक्त 
उनकी फौज बहुत से बे-गुनाह मर्द और औरत को 
कलल कर डालती है और उनका माल लूट लेती है 
और औरतों की इज़्ज़त बिगाड़ती है या यह कि अपने 
मतलब के वास्ते झूठ बोलना नाकिस समझा गया और 
राजो की आपस की कार्रवाई में उनके वकील 
तरह २ की बाते बना कर और लहरीरात को उलट फेर 
कर उनके मानी और मतलब अपने मुफीद लगा कर 
जो कार्रवाई करते है, वह दानाई और उम्दा कारगुज़ारी 
मे दाखिल होती है या दीवानी और फौजदारी के 
मुआमलात में जो कोई वकील या मुख्तार कानून और 
अपनी लकरीर के जोर से सफेद को स्याह या स्याह 
को सफेद दिखला देवे, वह बहुत होशियार ओर चालाक 
कारकुन समझा जाता है। 

८६ - राधास्वामी मत में जो काम कि कुल्ल 
मालिक राधास्वामी दयाल के चरनों मे सुरत को पहुँचावे, 
शुभ और पुण्य कर्म में दाखिल हे और जिस काम के 


| १५ |] राधास्वामी मत संदेश. [ १५९ | मत सदेश 


करने से दूरी होती जावे, वही अशुभ और पाप कर्म है। 
यह शुभ और अशुभ कर्म मनुष्य की जात से ताल्लुक 
रखते हैं। 

८७ - कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल सबकी जड़ 
यानी आदि भडार हैं। उन्हीं के चरनों से धार प्रकट 
होकर नीचे तक रचना करती चली आई । जिस धार 
यानी सुरत का रुख़ मन और इस्त्रियो के वसीले से 
बाहर और नीचे की तरफ है और उसी तरफ उसकी 
कार्रवाई जारी है, वह दिन दिन किसी कदर दूर होती 
जावेगी और जिस सुरत ने कि सत मत का भेद और 
जुगल लेकर अपना रुख चरनो की तरफ मोड़ना शुरु 
किया और राधास्वामी दयाल के सनमुख पहुँचने और 
उनके दर्शन का बिलास हासिल करने का इरादा सच्चा 
और पक्का करके अभ्यास शुरू किया, वही सुरत दिन 
२ नजदीक होकर एक दिन चरनों में पहुँच जावेगी । 
ऐसी समझ लेकर सुरत शाब्द का अभ्यास करना यह 
शुभ और पुण्य कर्म है। 

८८ - असली शुभ और अशुभ कर्म यही हैं कि 
जिनका जिक्र ऊपर लिखा गया। अब वह शरह इन 
कर्मो की की जाती है जो इस लोक के व्यवहार के 
लाल्लुक है और वह यह है कि जो काम कि यह जीव 
अपनी निसबल पसंद न करे, उसको औरों की निसबल 
भी पसद करना नही चाहिये यानी जैसा कि यह चाहता 
है कि लोग इससे बर्ताव करें, वेसा ही इसको चाहिये 
कि औरो के साथ आप बर्ताव करे। इस में किसी को 
इसके हाथ से रज और तकलीफ नहीं पहुँचेगी। इस 
वास्ते इसी का नाम शुभ और पुण्य कर्म है और इसके 


| १६० ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [ बचन | १६० ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [ बचन | 


बर-खिलाफ बर्ताव करना, अशुभ ओर पाप कर्म है यानी 
खास अपने आराम और मतलब के लिये मन और 
बचन और काया से दूसरों को नुकसान या रज या 
तकलीफ पहुँचाना पाप है और बगेर अपने खास मतलब 
के दूसरों को सुख और फायदा पहुँचाना, पुण्य कर्म है। 
जो फायदा और आराम न दे सके तो इस मनुष्य को 
चाहिये कि किसी को दुख भी न देवे। 

८९ - जो कोई इन दोनों किस्म के शुभ और अशुभ 
कर्मो पर नज़र रख कर समझ के साथ कार्रवाई 
करेगा, उससे कुल्ल मालिक राजी होकर उसको प्रेम 
और भक्ति दान यानी अपनी नज़दीकी ओर मुहब्बत की 
बर्शिश करेगा और जो बर-खिलाफ इसके काम करेगा, 
वह दिन २ मालिक के दरबार से दूर होता जावेगा और 
अँधेरे के घेर में जनम मरन के चक्कर में देहियों के 
साथ दुख सुख सहता रहेगा। 

९० - राधास्वामी मत मे इस बात की बहुत ताकीद 
है कि अभ्यासी ऊपर की लिखी हुई हिदायत के 
मुवाफिक कार्रवाई करे। तब उसका प्रेम और भक्ति 
दिन दिन बढ़ती जावेगी और अभ्यास मे भी आनद और 
रस मिलता जावेगा और जो इस हुक्म के मानने मे 
समझ बूझ कर बे-परवाही करेगा वह अपनी कार्रवाई के 
एवज मे तकलीफ पावेगा ओर मालिक के चरनो के प्रेम 
से किसी कदर खाली रहेगा। 

१३ - बयान इस बात का कि कोरड सच्चा और 
कुल्ल मालिक जरूर है और 
जीव सुरत उसकी अश है 


| १५ |] राधास्वामी मत संदेश. [ शः | मत सदेश 

९१ - जो कोई कुल्ल और सच्चे मालिक की 
मौजूदगी के निस्बत शक लावे, तो उसको यह कहा 
जाता है कि देखो चैतन्य सब जगह मौजूद है, पर बिना 
मदद अपने से विशेष चैतन्य के कुछ कार्रवाई नही कर 
सकता है, जैसे इस लोक में भी चैतन्य मौजूद है, पर 
बगैर मदद सूरज की रोशनी और गरमी के यहाँ कुछ 
रचना नही हो सकती और न कायम रह सकती है। 
और यह सूरज मय अपने कुटुम्ब परिवार के यानी तारो 
के दूसरे अपने से ऊँचे सूरज के गिर्द घूम रहा है जो 
कि इसका मरकज है यानी यह हमारा सूरज उस 
सूरज से ताकत ले रहा है। 


९२ - इस कदर तो आसमानी इलम और दुरबीन 
की मदद से मालूम हुआ और सत फरमाते है कि उस 


बड़े सूरज के मंडल के ऊपर तीन सूरज मडल एक से 
एक बहुत बड़े और है और इन सब के ऊपर 
राधास्वामी धाम है, जो कि कुल्ल का मालिक और 
कुल्ल का निज भडार है। इस से साफ जाहिर है कि 
एक के ऊपर एक मालिक चला गया है और राधास्वामी 
कुल्ल के मालिक हैं। राधास्वामी धाम अपार और अनंत 
है। उसके परे और कोई मंडल या रचना नहीं है। 

९३ - जो लोग कि अपनी नादानी और बे-खबरी से 
कहते हैं कि कोई मालिक नहीं है और यह रचना आप 
ही आप मसाले यानी माया से हुई है, किस कदर 
गलती में पड़े हैं? उनकी देह की कार्रवाई और इस 
लोक की कार्रवाई से साफ जाहिर है कि कुल्ल रचना 
का ताल्लुक और उसकी कार्रवाई किसी ऊचे से ऊचे 
और बड़े से बड़े स्थान से हो रही है, जैसे देह की 


2 


| १६२ ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [ बचन | १६२ ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [ बचन | 


कार्रवाई उस धार पर मुनहसर है, जो दिमाग के ऊचे 
मुकाम से उतर कर तमाम देह मे रगों के मडलो के 
वसीले से फैली हुई है और इसी तरह इस लोक और 
कुल्ल ऊंचे नीचे लोकों की रचना की कार्रवाई ऊँचे से 
ऊंचे और बड़े से बड़े सूरज मडल के वसीले से जारी 
है। और वह मालिक कुल्ल अंतरजामी और सर्व समर्थ 
और महा ज्ञानी और सब से भारी बन्दोबस्त करने 
वाला ओर कुल्ल का पैदा करने वाला ओर कुल्ल रचना 
को चैतन्यता देने वाला यानी कुल्ल जानो की जान है। 
जो उस ऊचे देश से धार हर एक मडल मे होकर न 
आवे तो सब रचना का खेल बिगड़ जावे और बद हो 
जावे। 

९४ - इस लोक की कुल्ल रचना और भी देह की 
रचना से साफ जाहिर है कि हर एक देह और उसके 
अग अग के बनाने में कुदरत और समर्थता और इरादा 
और मतलब और कारीगरी पाई जाती है। फिर यह 
बाते बगेर महा समर्थ और महा ज्ञानी मालिक के किस 
तरह जाहिर हुईं? और कुल्ल माया और उसके मसाले 
और शक्तियो पर उस कुल्ल मालिक की कुदरत का 
असर साफ मालूम होता है यानी यह सब उसी के हुक्म 
से पैदा हुई और अब उसी के हुक्म के ताबे हैं और 
उसकी मौज के मुवाफिक उसी की ताकत के साथ 
जा-ब-जा कार्रवाई कर रही हैं। 

९५ - और सुरत जीव उसी कुल्ल मालिक की 
अंश है। देखो जब यह सुरत जिस शारीर में अपना 
जहूर करती है, जैसे जब किसी दरख्त के बीज से 
कुला फूटता है यानी आदि धार प्रकट हुई, उसी वक्त 


2 


| १५ |] राधास्वामी मतसंदेश [ १६३ | मत सदेश 


से जितनी कि शक्ति हैं, जैसे खच शक्ति, हटाव शक्ति 
और बनाव शक्ति और बिजली और रोशनी और पाचों 
तत्त्व और तीनों गुन सब उस देह में मौजूद होकर और 
इसी आकाश से मसाला लेकर उस देह का बनाव और 
सम्हाल करते हैं और जब तक कि सुरत उस देह में 
मौजूद रहे, तब तक बा-वजूदे कि यह सब आपस में 
सुखालिफ और उलटे हैं, पर हिल मिल कर काम देते 
हैं और जिस वक्‍त कि सुरत उस देह को छोड़ती है, 
उसी वक्‍त से आपस में बर-खिलाफी के साथ कार्रवाई 
करके उसका रूप और रग बिगाड़ देते हैं। 


९६ - ऊपर के बयान से जाहिर है कि सब तत्त्व 
और गुन और शक्तियाँ सुरत के हुक्म-बरदार है। जहाँ 
यह अपना जहूरा करे, वहाँ यह सब हाजिर होकर 
उसकी ताबेदारी मे कार्रवाई करते है और जब वह उस 
देह को छोड़ देवे, तब सब जुदा होकर अपने २ मडल 
में समा जाते हैं और जो कि यह सुरत ही इस लोक में 
सत्य है कि इसके आसरे सब रचना सत्त दिखलाई 
देती है यानी कुल्ल देहियाँ अपनी २ कार्रवाई कर रही 
हैं और सब देहियो और रूपों की चैतन्य करने वाली भी 
यही सुरत है और इसी के वसीले से कुल्ल रस और 
आनन्द और सरूर पैदा होता है, तो अब यही सुरत 
सत्त चित्त आनन्द स्वरूप हुई और जो कि यह अमर 
और अजर है और शाब्द इसका जहूरा है, तो यह उसी 
सिध रूप सत्त चित्त आनन्द कुल्ल मालिक की अश 
साबित हुई यानी इसका और उसका जौहर एक ही है। 


९७ - जब यह बात साबित हुई कि कोई कुल्ल 
मालिक सत्त चित्त आनन्द स्वरूप और सर्व समर्थ और 


| १६४ ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [ बचन | १६४ ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [ बचन । 


सर्व ज्ञानी ज़रूर मौजूद है और सुरत जीव उसकी अंश 
है, तो जब लक कि यह अश अपने अशी से यानी बूँद 
अपने सिध और किरन अपने सूरज में न पहुँचेगी, तब 
तक इसको परम आनन्द प्राप्त नही होगा और जब तक 
माया के घेर में रहेगी, तब तक उसके मसाले के 
गिलाफ इस पर चढ़े रहेंगे यानी इसको देहियों में बैठ 
कर कार्रवाई करनी पड़ेगी और उनके साथ दुख सुख 
और जनम मरन की तकलीफ सहनी पड़ेगी । 


९८ - इस वास्ते जो इन तकलीफो से बचना चाहे 
और परम आनन्द को प्राप्त होना चाहे, उसको 
राधास्वामी मत के मुवाफिक अभ्यास करके, आहिस्ता 
२ इस माया के देश को छोड़ कर, अपने निज घर की 
तरफ जरूर चलना चाहिये और कुल्ल मालिक की 
मौजूदगी की निसबल मन में शक नहीं लाना चाहिये, 
नही तो मरने के बाद बहुत पछताना और शरमाना 
पड़ेगा और उस वक्‍त का अफसोस कुछ फायदा नही 
देवेगा | 

१४ - नीचे दरजे क मालिको और ओऔतारो 
और देवताओं की पूजा का बयान 
अर उसका नतीजा 

९९ - जो लोग कि औरों को यानी देवताओं और 
औतारों को मालिक समझ कर मान रहे है, उनका पूरा 
और सच्चा उद्धार नहीं हो सकता है और जो परमेश्वर 
या ब्रह्म या ख़ुदा को कुल्ल मालिक समझते हैं, वे भी 
सच्चे कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल से बे ख़बर हैं 
और इस वास्ते वे भी माया के घेर से बाहर नहीं जा 
सकते और इस सबब से जनम मरन के चक्कर से नही. 


| १५ |] राधास्वामी मत संदेश. [ १६५ | मत संदेश 


बच सकते, क्योकि ब्रह्म और ईश्वर और परमेश्वर या 
परमात्मा सब सत्तपुरुष राधास्वामी दयाल की एक एक 
कला हैं और माया के संग मिले हुए हैं यानी उससे 
मिल कर रचना की कार्रवाई कर रहे हैं, उनके लोक 
मे जो कोई उनकी भक्ति करके पहुँचेगा, वह बहुत काल 
के लिये सुखी हो जावेगा, पर जनम मरन से बचाव 
नहीं होगा। 


१०० - और जितने औतार हुए हैं, वे सब ब्रह्म या 
विष्णु के हुए हैं और ब्रह्मा विष्णु और महादेव यानी 
तीनो गुन बड़े देवता हैं और बाकी देवता इनसे उत्पन्न 
हुए, इस वास्ते जो कोई इनकी भक्ति करेगा, वह इनके 
लोक में पहुँच सकता है, मगर इनका लोक अमर नहीं 
है और न वहाँ की रचना अमर है, इस सबब से जनम 


मरन से छुटकारा नहीं हो सकता है और ब-निस्बत ब्रह्म 
और पारब्रह्म और शक्ति के देश या लोक के, देवताओं 
और औतारों के लोको में उमर भी थोड़ी है यानी वहाँ 
जनम मरन जल्द होता है और सुख भी ऊपर के लोकों 
की निस्बत कम है। 


१०१ - इस वास्ते मुनासिब है कि जब कोई 
परमार्थी काम करना चाहे, तब अच्छी तरह से निर्णय 
करके अपने सच्चे मालिक की पहिचान करे और दूसरों 
की पक्ष छोड़ कर सच्चे मालिक की सेवा और भक्ति 
इख्तियार करे, लब पूरा फायदा होगा क्योकि भक्ति भाव 
सब जगह बराबर और एकसाँ बर्तना पड़ेगा, पर फल 
यानी फायदे में हर एक के फर्क होगा। 

१०२ - और जो कोई असली रूप और धाम 
औतारो और देवताओं से बे-खबर है और सिर्फ उनकी 


| १६६ ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [ बचन | १६६ ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [ बचन | 
नकल यानी मूर्ति की पूजा और भक्ति करते हैं और 
असल का खोज नही करते, वे असल को नहीं पा 
सकते, इस वास्ते उनको उस कदर सुख भी नहीं मिल 
सकता, जिस कदर कि असल के पूजने वालों को 
मिलता है। इनकी सीढ़ी बहुत नीची है। 
१५ - वर्णन हाल बाचक ज्ञानी और 
सुफी का और यह कि उनका 
प्रा उद्धार नहीं होता 


१०३ - और जो लोग कि इस वक्त में ज्ञानी और 
विद्वान और वेदान्ती या सूफी कहलाते है, वे भी कुल्ल 
मालिक सत्तपुरुष राधास्वामी दयाल से बे खबर है। 
इनको पुराने जोगेश्वर वेदान्ती और ज्ञानी की बानी 


और बचन से ब्रह्म पद तक का हाल मालूम हुआ, पर 
वह भी तफसीलवार नही, सिर्फ इस कदर कि ब्रह्म सब 
जगह व्यापक है और वही सत्त चित्त आनन्द स्वरूप है 
और माया से न्यारा है और कुल्ल रचना ब्रह्म या आत्मा 
स्वरूप है, फिर कहीं जाना आना नही है। इस कदर 
समझ लेकर इस बाल का निश्चय कर लेना कि मैं ब्रह्मा 
हूँ और सब ब्रह्मा हैं, वास्ते उद्धार के, वक्त मौत यानी 
जुदाई शरीर के, काफी समझते हैं और मन को किसी 
तरकीब से कुछ दिन अभ्यास करके एकाग्र करना और 
उसके पीछे ऐसा विचार करते रहना कि मैं कोई शै 
रचना में से नहीं हूँ, तत्त्व नहीं हूँ, गुन नहीं हूँ वगेरा 
वगैरा, फिर जो कुछ कि सब पदार्थो के निषेद के बाद 
बाकी रहा, वही ब्रह्मा है और वह ब्रह्मा मैं ही हूँ, यही उन 
का अभ्यास है। और कोई लरकीब सुरत के चलने और 
चढ़ने की वे नहीं मानते, और कहते हैं कि जब ब्रह्म 


| १५ |] राधास्वामी मत संदेश. [ १६७ | मत सदेश 


सब जगह मौजूद है, फिर चलना और चढ़ना क्या 
ज़रूर है और सुरत जीव को वे ब्रह्म से जुदा या उसकी 
अंश नही मानते, सिर्फ ब्रह्म ही मानते हैं। 

१०४ - और जोगेश्वर ज्ञानी और वेदान्ती जो पुराने 
वक्तों में गुजरे, उन्होंने अष्टाग योग यानी प्राणायाम का 
अभ्यास करके आत्मा को पिंड यानी छ: चक्र की हद्द 
से न्यारा किया और ब्रह्माण्ड में चढ़ कर और ब्रह्मा पद 
मे पहुँच कर फरमाया कि ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है। उनका 
यह कहना उस स्थान पर पहुँच कर सही था, क्योंकि 
वहाँ पिडी और ब्रह्माण्डी माया बहुत नीचे रह गई और 
वह शुद्ध ब्रह्म का स्थान था कि जहाँ से सिवाय ब्रह्म के 
और कोई वस्लु यानी माया वगैरा और उसकी रचना 
नजर नहीं आती। जैसे ऊँचे पहाड़ पर चढ़कर नीचे 
देश की रचना नज़र नही आती, सिर्फ गुबार या बादल 
छाया हुआ दिखलाई देता है या जो कोई समुद्ग या बड़े 
दरिया में गहरा गोता मारे, उसको उस वक्त सिवाय 
पानी के दूसरी चीज़ नजर नही आती, ऐसे ही जोगेश्वर 
ज्ञानियों को शुद्ध ब्रह्म पद में पहुँचने पर सिफ ब्रह्मा 
व्यापक नज़र आया और माया और उसकी रचना जो 
नीचे थी, वहाँ से नज़र नही आई और असल में वहाँ 
पहुँचने वाले की यह हालत सच्ची होती है। 


१०५ - लेकिन हाल के ज्ञानी और वेदान्ती और 
सूफियो की अजब हालत है कि इन्होने कोई अभ्यास 
प्राण और आत्मा के चढ़ाने का अपने घट मे नही किया 
और न करने की ताकत और ख्वाहिश रखते हैं, सिफ 
जोगेश्वरो के सिद्धान्त के बचनों को पढ़ कर या सुन 
कर उनका निश्चय करके अपने को ब्रह्मा और ज्ञानी 


| १६८ ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [ बचन | १६८ ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [ बचन । 


और विद्वान मान कर चुप हो बैठे और जो बचन कि 
उन्हीं जोगेश्वर ज्ञानियों ने निसबत जोग अभ्यास और 
उसके सजमों की कार्रवाई के लिखे है उनको छोड़ 
दिया यानी मेहनत और अभ्यास, वास्ते सफाई और 
मर्दन करने यानी काबू में लाने मन और इन्द्रियो के, न 
कर सके और उनके सिद्धान्त के बचनो से ऐसा समझ 
कर कि जब ब्रह्म सब जगह मौजूद है तो उससे मिलने 
के लिये अभ्यास करने की क्या जरूरत है और उन 
बचनो की तामील कि जिस मे अभ्यास के वास्ते ताकीद 
है, नहीं करते। 


१०६ - और जोगेश्वर ज्ञानियों ने साफ अपने ग्रथों 
में फरमाया है कि जब तक मन और बासना का नाश 
न होगा, तब तक तत्त्व पद का ज्ञान हासिल नहीं हो 


सकता है और यह कि जब तक किसी में यह चार 
साधन पूरे पूरे न पाये जावे, वह ज्ञान के ग्रथो के पढ़ने 
का अधिकारी नहीं है और जो कोई बगैर चार साधन 
हासिल किये उन ग्रथो को पढ़ेगा, तो वह पढ़ना उसके 
हक में जहर कातिल होगा यानी आत्मघाती हो जावेगा। 
और वह चार साधन यह हैं (१) बैराग (२) विवेक (३) 
षट सम्पत्ति (१ - सम यानी अत:करण का रोकना, 
२ - दम यानी बाहर इन्द्रियो का रोकना, ३ - उपरति 
यानी ससार के दुख सुख और ख्वाहिशो से उपराम 
यानी न्यारे रहना ४ - तितिक्षा यानी तकलीफ की 
बरदाश्त करना, ५ - सरधा यानी परमार्थ की सच्ची 
कदर और चाह और गुरु और महात्माओ और उनके 
बचनो मे भाव और प्यार, ६ - समाधानता यानी होशियारी 
और पूरी समझ के साथ गुरु और महात्माओ के बचन 


| १५ |] राधास्वामी मत संदेश. [ १६९ | मत सदेश 


को सुनना और चित्त में धर के उनके मुवाफिक बर्ताव 
करना) और (४) मुमोक्षुता यानी सच्ची और तेज़ चाह 
वास्ते हासिल करने मुक्ति यानी अपने जीव के कल्यान 
के। 


१०७ - अब मालूम होवे कि इन चारों साधन का 
हासिल होना और मन और बासना का नाश होना, 
बगेर योग अभ्यास की मदद से किसी कदर पिंड से 
न्यारे होने के, यानी बगेर छः: चक्र के बेधने के, किसी 
सूरत में मुमकिन नहीं है। इसी सबब से आज कल के 
ज्ञानी बाचक और विद्यावान कहलाते हैं यानी बातें तो 
पूरे जोगेश्वरों की सी बनाते हैं और उनके मन और 
इस्त्रियो की हालत और उनका व्यवहार और बर्ताव 
संसारी और अज्ञानी लोगों की मुवाफिक है। जो ब्रह्मा 
आनन्द या आत्म आनन्द उन को प्राप्त हुआ होला तो 
उस आनन्द में मगन और बे-परवाह रहते और मेलो 
और तमाशा मे और देशो और मकानो की सैर के वास्ते 
देश विदेश मारे २ न फिरते और रेल खर्च और भडारो 
के लिये इससे उससे माँग कर रूपये न जोडते, बल्कि 
जो सच्ची चाह परमार्थ की और अपने जीव के कल्यान 
का दर्द उनके दिल में होता, तो किसी पूरे गुरू या 
महात्मा को तलाश करके उसके सनमुख दीनता और 
आधीनता के साथ रह कर कोई दिन सुरत और मन 
की घट मे चढ़ाई का अभ्यास करते कि जिस से चारों 
साधन पूरे २ उन मौ आ जाते और मन और बासना का 
किसी कदर नाश हो जाता और लब ज्ञान के बचन 
सुनने और समझने के अधिकारी बन जाते। 


| १७० ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [ बचन | Ee 
१७० ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [ बचन 


१०८ - लेकिन अफसोस की बात है कि इन बाचक 
ज्ञानियों को अपने मन और इच्द्रियो के हाल की भी 
खबर नहीं कि केसे चक्रों मे उनको डाल कर घुमा रहे 
है और जो कोई उनको चितावनी का बचन सुनावे तो 
उससे लड़ने को तैयार होते हैं और जो संतों का भेद 
और जुगल मन और सुरत के चढ़ाने की सुनाना चाहे, 
तो उससे वाद विवाद करते हैं और अपने जीव के हित 
के बचनो का निरादर करके मुतलक नही सुनते। यह 
लोग आप भी ठगाये गये और जो कोई उनके बचन 
सुनेगा और मानेगा वह भी धोखा खावेगा और अपने 
जीव के कल्यान मे आप खलल डालेगा यानी आत्मघाती 
हो जावेगा । 


१०९ - गौर करने से मालूम हो सकता है कि 
चैतन्य में ब-सबब हायल होने (परदा डालने) माया के 
बहुत दरजे हो गये हैं यानी ऊँचे से ऊँचे के दरजे का 
चैतन्य महा निर्मल और लतीफ है और जहाँ से कि 
माया का जहूर हुआ हे, उससे नीचे की तरफ दरजे-बदरजे 
माया की कसाफत से चेलन्य भी मलीन हो रहा है और 
इस लोक का चैतन्य निहायत कसीफ यानी मलीन है 
कि अपनी ताकत से कोई कार्रवाई रचना की नहीं कर 
सकता है और सूरज मंडल के विशेष चैतन्य का 
आधीन है। इसी तरह सूरज मडल का चैतन्य अपने से 
ऊँचे के सूरज मडल के चैतन्य का आधीन है यानी 
माया की हद में सामान्य और विशेष चेलन्य का हिसाब 
नीचे से ऊपर लक चला गया है और माया के घेर के 
पार महा निर्मल चैतन्य देश है। बगैर वहाँ पहुँचे किसी 
का सच्चा और पूरा उद्धार नहीं हो सकता है। फिर 
बाचक ज्ञानियों ने जो चैतन्य को व्यापक मान कर, 


| १५ ] राधास्वामी मत संदेश. [ १७१ | मत सदेश 


ऊपर की तरफ चलना चढ़ना नही माना तो किस कदर 
गलती करी और अपने जीव के उद्धार में किस कदर 
धोखा खाया | 

११० - क्योकि इस देश का चैतन्य मलीन माया के 
संग से आप मलीन हो रहा है और जनम मरन यानी 
रचना के भाव और अभाव में पड़ा हुआ है। फिर यहाँ 
रह कर यानी पिंड में बैठ कर जहाँ से कि दुनिया की 
कार्रवाई मन और इन्द्रियों के वसीले से हो रही है, 
किसी का छुटकारा जनम मरन और देह और दुनिया 
के दुख सुख से नहीं हो सकता है और यही सबब है 
कि बाचक ज्ञानियो की हालत नहीं बदलती यानी उनके 
मन और इन्द्रियों का बर्ताव ससारी और अज्ञानी जीवों 
के मुवाफिक रहता है। 


१११ - जोगेश्वर ज्ञानियों ने ब्रह्म में तीन दरजे 
कायम किये यानी माया सबल ब्रह्म जो कि माया से 
मिल कर रचना कर रहा है और साक्षी ब्रह्म जो कि 
उसको मदद दे रहा है और शुद्ध ब्रह्म जहाँ कि माया 
निहायत सूक्ष्म और बीज रूप है और वह पद रचना की 
कार्रवाई से किसी कदर न्यारा है यानी गुप्त मदद दे 
रहा है। अब जो मुवाफिक समझ बाचक ज्ञानियों के 
ब्रह्म के सर्वत्र व्यापक होने में कोई भेद नही था तो 
जोगेश्वर ज्ञानियो ने यह दरजे क्यों मुकर्रर किये और 
माया सबल ब्रह्म और साक्षी ब्रह्म के मडल में क्यों नहीं 
ठहरे और योग अभ्यास करके पहिले पिंड से न्यारे 
होकर और फिर ब्रह्माण्ड में चढ़ कर शुद्ध ब्रह्म पद मे 
पहुँच कर क्यों विश्राम किया? 


| १७२ ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [बचन | १७२ ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [ बचन । 


११२ - इससे साफ जाहिर है कि बाचक ज्ञानी निरे 
विद्यावान हैं यानी परमार्थी किताबे, सिर्फ मुताल्लिक 
ज्ञान के, पढ़ कर अपने आप को पूरा समझते हैं और 
ब्रह्म रूप मानते है ओर अमल यानी अभ्यास कुछ नही 
किया या करते हैं। विद्या यानी इलम बगेर अमल यानी 
अभ्यास के खाली है। इस वास्ते यह लोग बे-अमल 
यानी अभ्यास से खाली रह कर अहकारी और मानी हो 
गये, और अपने पैरों में आप कुल्हाड़ी मारी यानी घट 
में चलने और चढ़ने को फिज़ूल समझ कर ससारी और 
अज्ञानी जीवो के गिरोह में शुमार किये गये, बल्कि 
उनसे भी कम क्योकि उन लोगो के चित्त में थोड़ी बहुत 
दीनता है और जो कोई महात्मा उनको मिल जावें तो 
उनके बचन को मान कर उनकी दया के भागी हो जावें 
और अपना थोड़ा बहुत उद्धार का रास्ता जारी कर लेवे 
और यह बाचक ज्ञानी इस कदर अहकारी और बे-परवाह 
हो गये कि अपने बराबर किसी को ख्याल नहीं करते 
और किसी के बचन को जो इनके हित के वास्ते कहे, 
नहीं मानते हैं। 

११३ - और मालूम होवे कि बाचक ज्ञानी करीब 
करीब नास्तिक हैं यानी जब उन्होंने अपने आप को 
ब्रह्म माना तो उनको किसी की सेवा या भक्ति करने की 
जरूरत नही रही, तो वह असली ब्रह्मा जो कि तमाम 
तीन लोक की रचना का करता धरता है, गायब कर 
दिया गया और उसकी भक्ति मौकूफ हो गई। अब 
ख्याल करो कि ऐसे ज्ञान का मत नास्तिक मत हुआ या 
क्या? क्योकि यह बाचक ज्ञानी जीवों से अपनी भक्ति 
और सेवा तो कराते हैं और आप किसी की भक्ति या 
सेवा नहीं करते, बल्कि भक्ति से विरोध रखते हैं और | 


| १५ |] राधास्वामी मत संदेश [ १७३ | मत सदेश 


कहते हैं कि जो कोई भक्ति करेगा, उसका जनम मरन 
दूर न होगा और अपना जनम मरन नहीं मानते हैं यानी 
ऐसा ख्याल करते हैं कि वे देह छोड़ने पर जरूर मुक्त 
हो जावेंगे और हाल यह है कि अपनी जिन्दगी भर में 
मुक्ति की कुछ भी हालत या कैफियत नहीं पैदा करी, 
तब मरने पर किस तरह मुक्ति मिल सकती है? 


११४ - जो लोग कि मदर्सो मे विद्या पढ़ कर दरजा 
हासिल करते है उन में से बाजे इलम फिलासफी और 
हिकमल की किताबें पढ़ कर और कुल्ल मालिक की 
मौजूदगी में शक लाकर नास्तिक मत की तरफ रूजू 
करते हैं। उनका हाल भी थोड़ा बहुत बाचक ज्ञानियो के 
सुवाफिक समझना चाहिये यानी बाजे उनमें से चैतन्य 
को सब जगह व्यापक मान कर उसकी और माया की 
मिलौनी से रचना का जहूर कहते हैं, पर उस चैतन्य 
को समझवार और शक्तिमान नहीं मानते। और कोई २ 
चैतन्य को न्यारा नही मानते। उसको माया के मसाले 
का खुलासा ख्याल करते हैं और कहते है कि जब जीव 
की मौल होती है, उस वक्‍त माया का मसाला यानी 
तत्त्व और गुन वगैरा सब आपस में जुदा होकर 
अपने २ मडल मे जा समाते है और वह चैतन्य कुृव्वत 
जो इनकी मजमूई (मिलौनी की) शकल से पैदा हुई 
थी, गुप्त यानी गायब हो जाती है और फिर मनुष्य के 
आपे का कुछ निशान बाकी नहीं रहता है। इस वास्ते 
जो कुछ काम किया जाता है, वह इसी जिन्दगी के 
आराम के वास्ते है और दूसरों को भी आराम देना 
चाहिये, इससे ज्यादा वे लोग कुछ नहीं मानते और 
मालिक की भक्ति करने वालों को नादान समझते हैं। 


4 


| १७४ ]. प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [ बचन | Ee 
१७४ ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [ बचन 


११५ - यह सब मत काल पुरुष ने जीवो के 
भरमाने और सत्त पद से बे-खबर रखने के वास्ते विद्या 
और बुद्धि की मदद से प्रकट कराये और जो जीव कि 
उस किस्म की तबीयत रखते हैं, वे उन में शामिल 
होकर सच्चे मालिक से मुनकिर (नास्तिक) हो जाते हैं 
और कुल्ल मज़हबों पर जो किसी को मालिक मानते 
हैं, तान करते हैं और कहते हैं कि उनके आचार्यो ने 
अपनी नामवरी और फायदे की नजर से उन मतो को 
मूर्ख जीवो में जारी किया और उनको खौफ और 
उम्मेद दिखा कर अपने बचनो में खूब मज़बूत बाँधा । 
असल में कोई मालिक नही है, और बाद मौत के कर्म 
और उसका फल बाकी नहीं रहता है और न कही स्वर्ग 
और नर्क वगेरा है। 


११६ - इन लोगो ने सिर्फ माया के पदार्थो के भोग 
बिलास को अपना आनन्द और सरूर समझा है और 
जीवों की अपनी ताकत के मुवाफिक मदद करना 
उपकार समझा है। इनकी समझ पर अफसोस आता है 
कि कुल्ल कार्रवाई इस रचना की अपनी आँख से 
देखते हैं कि वह किसी न किसी रूह की ताकत से 
जारी है और वह रूह किसी न किसी किस्म की देह 
यानी जिस्म में बेठ कर कार्रवाई करती है और मिस्ल 
सूरज और चाँद वगैरा बे-शुमार आर्से से उनका जहूर 
और कयाम चला आता है और बे-शुमार अर्स तक जारी 
रहेगा। इसी तरह इस मडल के ऊपर और मडल 
मालूम होते है और कानून कुदरत को निज़ाम फलकी 
और जमीनी यानी ऊँचे और नीचे देश की रचना के 
बन्दोबस्त में देख कर साबित होता है कि उनका 
बन्दोबस्त मुकर्रर किये हुए कायदो के मुवाफिक जारी 


| १५ |] राधास्वामी मत संदेश [ १७५ | मत सदेश 


है और बे-शुमार आर्से से ऐसा ही चला आया है और 
जारी रहेगा और इस दुनिया के बन्दोबस्त में भी कोई 
न कोई अफसर और कारकुन की मार्फत कार्रवाई 
जारी होती है। इसी तरह घर का बन्दोबस्त भी किसी 
घर के बड़े की मार्फत जारी होता है और जो कि इस 
दुनिया की कार्रवाई ऊपर की रचना की छाया यानी 
अक्स और नकल समझी जाती है, इस सबब से 
मुमकिन नही है कि ऊंचे देश की रचना का बन्दोबस्त 
और इसी तरह कुल्ल रचना का बन्दोबस्त बगेर किसी 
अफसर या मालिक के जारी होवे। अलबत्ता एक के 
ऊपर एक अफसर या मालिक मुकर्रर हैं। और सब के 
परे और सब के ऊपर कुल्ल मालिक का देश और 
तरन्त है वहाँ से आदि में रचना की कार्रवाई शुरू हुई, 
और सब बन्दोबस्त और कायदे वही से मुकर्रर होते 
चले आये और जो कि कुल्ल रचना के हर एक जिस्म 
और चीज़ के बनाने मे इरादा और मतलब ओर कुदरत 
और कारीगरी पाई जाती है (जो समर्थ कर्ता की 
मौजूदगी के गवाह हैं), फिर जो कोई रचना को आप 
से आप बगैर किसी कर्ता के मानते हैं, वह सरीह 
गलती में पड़े हुए है, पर अपनी मन हठ से इस बात 
के कायल नहीं होना चाहते, सो इसका फल उनको 
वक्‍त सख्त तकलीफ के इस जिन्दगी में या वक्‍त 
छोड़ने इस देह के मालूम पड़ेगा। 


११७ - बहुत से मुआमले तसदीक किये इए ऐसे हैं 
कि जहाँ एक शख्स ने पैदा हो कर अपने पिछले जन्म 
का हाल बयान किया और जो उसके कलाम की 
तसदीक उसके पिछले जन्म की सकूनत (रहने की 

जगह) से की गई तो सब बातें दुरुस्त निकली । फिर 


| १७६ ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [ बचन | १७६ ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [ बचन । 


जो यह लोग रूह सुरत का मरते वक्‍त अभाव मानते हैं, 
निहायत गलती करते हैं। ज़्यादा इस मुआमले को यहाँ 
तूल करना मुनासिब नही। जिस कदर लिखा गया है 
उसी कदर समझवार सलसगी खोजी के वास्ते काफी 
है और जो लोग वाद विवाद करें, वह किसी दलील से 
कायल नहीं होवेंगे उनसे बातचीत करना फिज़ूल है। 
१६ - समाजो की परमार्थी कार्रवाई 

११८ - जो समाज जहाँ तहाँ आज कल जारी हैं, 
उनके आचार्य विद्यावान और बुद्धिवान हुए। उन्होंने 
हालत इस वक्त के जीवों की देख कर कि खान पान 
और आजादगी की ख्वाहिश से अपने मत को छोड़ कर 
गैर मत में शामिल होते चले जाते हैं या इरादा शामिल 
होने का रखते है, इस सबब से मुनासिब और मसलहत 
वक्त समझ कर करीब २ वेदात शास्त्र के कायदे और 
उसूल के मुवाफिक नया मत खड़ा किया कि उसमे हर 
तरह की आजादगी खान पान वगेरा और शादी व्यवहार 
की मिस्ल ईसाई मत वालो के, जीवों को दे दी और 
जो जाहिरी रसूम कि पुराने वक्तों से जारी हैं और 
उनको लोग अपने मजहब का एक अग समझते हैं और 
उनके जारी रहने में इस ज़माने में सिवाय हर्ज और 
तकलीफ के कोई खास दुनियावी या परमार्थी फायदा 
नज़र नहीं आता, उनकी कैद छुड़ा दी और एक 
मालिक का जिसको मुताबिक वेदात शास्त्र के ब्रह्मा 
कहते हैं, इष्ट बॅँधवा कर उसकी स्तुति और महिमा 
और शुकराने के भजन या बानी का पढ़ना या गाना 
जारी किया और नकल यानी मूर्ति वगैरा बना कर 
पूजा करने को मना और निषेध किया और तीर्थ व्रत 


| १५ |] राधास्वामी मत संदेश. [ १७७ | मत सदेश 

और औलार और देवताओं की पूजा (मूर्तियां बना कर) 
जो कसरत से जारी थी, मोक़ूफ कर दी और जो कोई 
ज़्यादा शोक वाले मालूम हुए, उनको वास्ते प्राणायाम 
यानी अष्टाग योग के अभ्यास करने की हिदायत की, 
लेकिन जो कि यह अभ्यास निहायत कठिन और उसके 
संजम भी बहुत कठिन हैं, इसका सच्चा अभ्यासी उनके 
बेडे मे जाहिरा कोई नजर नहीं आता और कोई २ ब्रह्मा 
को आकाशवत व्यापक मान कर उसका ध्यान आख 
बद करके या खुली आँखों से, बगैर मुकर्रर करने 
किसी खास मुकाम के, अतर या बाहर में करते है। इस 
अभ्यास से थोडी सफाई होती है और जो कोई प्रेम 
सहित बानी का पाठ करते है या भजन गाते है, तो वह 
भी उस वक्त किसी कदर अपने मन मे गद २ होकर 
प्रेम की हालत में थोड़ी देर के वास्ते भर जाते हैं, मगर 
वह हालत ज्यादा ठहराऊ नहीं होती और न उसकी 
तरक्की सिर्फ इसी कदर कार्रवाई से मुमकिन है। 


इन समाजो मे सिर्फ इसी कदर साधन वास्ते 
प्राप्ति मुक्ति के जारी हैं। 

११९ - यह सब कुल्ल और सच्चे मालिक के भेद 
और अंतर में मन और सुरत के चढ़ाने के अभ्यास से 
बिलकुल बे-खबर है और इस सबब से उन जीवो का 
जो इन समाजों में शामिल हैं, सच्चा उद्धार बल्कि 
किसी ऊँचे दरजे का भी उद्धार या मुक्ति मुमकिन नही । 
बहुत से लोग तो इन समाजो में सिर्फ नामवरी और 
दुनिया की कार्रवाई या आजादी के हासिल करने के 
लिये शामिल होते हैं और असल में परमार्थ की चाह 
उनके दिल में बिलकुल नहीं मालूम होती है। 


| १७८ ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [ बचन | ®\ 
१७८ |] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [ बचन 


१२० - एक नुक्स (कसर) इन समाजों में और भी 
है कि वे गुरु की जरूरत नहीं समझते और न पूरे गुरु 
का खोज करते हैं। सबब इसका यह है कि इनके मत 
में भेद और अभ्यास नही है और इसी सबब से इनको 
ज़रूरत पूरे गुरु की मदद की नही होती, क्योंकि इनके 
मत में सिर्फ किताबों का पढ़ना और पढ़ाना या भजन 
वगैरा का गाना जारी है और इनकी किताबों मे भेद 
रास्ते या तरकीब अभ्यास अंदरूनी (अलरी) का कोई 
जिक्र नहीं है कि जिस के वास्ते, जरूरत दरियाफ्त 
की, भेदी और अभ्यासी से, होवे, बल्कि उनमें तारीखी 
(ऐतिहासिक) हाल या महिमा और सिफत मालिक की 
या मसले इलमी और अक्ली या हाल तत्त्वों और गुनो 
का जो स्थूल रचना की कार्रवाई कर रहे हैं, दर्ज है। 
इस सबब से जिस किसी ने थोड़ी बहुत रस्मी विद्या 
हासिल की है, वह भी उन किताबों को पढ़ कर उनका 
मतलब अपनी समझ के मुवाफिक समझ सकता है। 
यह लोग भेदी और अभ्यासी गुरु की कदर नही जानते 
है, क्योंकि इनको अपने जीव के सच्चे उद्धार और 
अपने मालिक से मिलने की ख्वाहिश बिलकुल नहीं है। 

१२१ - इसी तरह कर्म काण्ड के शास्त्र भी सिफ 
बाहरी रस्मो और उनकी कार्रवाई का जिक्र करते हैं 
और इसी सबब से वहाँ भी पूरे गुरु की जरूरत नही है, 
सिर्फ विद्यावान गुरु जो होम और यज्ञ वगैरा, और 
जनम मरन और दूसरे समय के कर्म किताबों को पढ़ 
कर कराते हैं और जिनको वे आचार्य्य कहते हैं, काफी 
समझा जाता है। और जो लोग आप थोड़ा बहुत 
संस्कृत जबान से वाकफियल रखते है, वे आप सब 
कार्रवाई किताबों को देख कर कर सकते है। यह लोग. 


| १५ |] राधास्वामी मत संदेश. [ १७९ | मत संदेश 


भी यानी कर्मकाण्डी पूरे गुरु की कदर नहीं जानते और 
न इनके मन में खोज सच्चे परमार्थ का है। सिर्फ कर्म 
करने से मुक्ति हासिल होने का यकीन करते हैं, मगर 
यह बात सही नहीं है, क्योकि जब तक उपासना करके 
सच्चा ज्ञान हासिल न होगा, मुक्ति प्राप्त नहीं हो 
सकती। 

१२२ - और सतों के बचन के मुवाफिक यह मुक्ति 
भी ना-तमाम है यानी पूरा और सच्चा उद्धार सच्चे 
ज्ञानियो का भी जिनको जोग अभ्यास करके ज्ञान प्राप्त 
हुआ है, नहीं होता है, जब तक कि संत मत के 
मुवाफिक अभ्यास करके पारब्रह्म पद के पार सत देश 
में न जावें। फिर कर्मकाण्डी और बाहरमुख उपासना 
मूर्ति वगेरा की करने वालों को सच्ची मुक्ति किस तरह 
हासिल हो सकती है? 


१२३ - ऊपर के लिखे हुए से जाहिर है कि बाचक 
ज्ञानी और समाज वाले और कर्मकाण्डी घट के भेद से 
बिलकुल बे-खबर है और हरचद उनके मत में शब्द की 
महिमा बहुत की है और साफ लिखा है कि आदि में 
ओम्‌ शाब्द प्रकट हुआ और इसी शब्द से कुल्ल रचना 
पेदा हुई और तीन लोक की रचना की ताकत और 
मसाले का भडार भी यही शाब्द है, पर यह लोग शाब्द 
का खोज नहीं करते और न रचना का भेद दरियाफ्त 
करते हैं कि कैसे ओम्‌ शब्द से तीन लोक की रचना 
हुई । जो यह ख्वाहिश इनके दिल में होती तो जरूर 
भेदी और अभ्यासी गुरु की जरूरत इनको पड़ती । 


१२४ - जरा गौर करने से मालूम होगा और वेद के 
उपनिषदो में भी लिखा है कि जब तक अभ्यासी ओम्‌ 


2 


| १८० ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [बचन | हि 
१८० |] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [ बचन 


शब्द यानी शाब्द ब्रह्म को पहिले प्राप्त होकर उसके पार 
न जावेगा, तब तक वेद मत के मुवाफिक उद्धार न 
होगा यानी अशब्द ब्रह्मा की प्राप्ति नही होगी, क्योंकि 
ओम्‌ शब्द को ही महतत्त्व कहते हैं और वही तीन लोक 
की रचना के मसाले का भडार है, फिर जब तक उसके 
पार न जावेगा, तीन लोक की रचना के घेर से न्यारा 
नहीं होगा। यह भेद जोगेश्वर ज्ञानी जानते थे और वे 
जोग अभ्यास करके ओम्‌ पद के पार पहुँचे, पर आज 
कल के ज्ञानी इस रास्ते ओर भेद से बिलकुल बे-खबर 
है और उनको ख्वाहिश उसके मालूम करने और योग 
अभ्यास करने की नहीं है, सिर्फ आपनी विद्या और बुद्धि 
की समझ के मुवाफिक अपनी विदेह मुक्ति का यकीन 
करते हैं यानी बाद मरने के मुक्ति का हासिल होना 
मानते हैं और यह भारी गलती और भूल है और सच्चे 
जोगेश्वर ज्ञानी ओर उपनिषदो के कलाम के बर-खिलाफ 
है। 


१२५ - रस्मी विद्या तो विद्यावान गुरु से हासिल हो 
सकती है, सो विद्यावान गुरु को यह सब मानते हैं, पर 
ब्रह्म ज्ञान बगैर ब्रह्म नेष्ठी गुरु के हासिल नहीं हो 
सकता है। सच्चे ज्ञानियों ने तीन दरजे ब्रह्म ज्ञानियों के 
मुकर्रर किये हैं:- ब्रह्मश्रोत्री, ब्रह्मनेष्ठी, ब्रह्मसलुष्ट | 
ब्रह्मश्रोत्री विद्यावान ज्ञानी को कहते हैं। यह अव्वल 
सीढ़ी है। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी से जीव का कारज नहीं हो 
सकता, जब तक कि वह पढ़े और सुने के मुवाफिक 
नेष्ठा यानी अभ्यास न करे। ब्रह्मनेष्ठी अभ्यासी को 
कहते हैं कि वह अभ्यास करके ब्रह्म पद में पहुँचना 
चाहता है, और ब्रह्मसंतुष्ट उसको कहते हैं कि जो ब्रह्मा 
पद को प्राप्त होकर शान्त स्वरूप हो गया। 


| १५ ] राधास्वामी मतसंदेश [ १८१ | मत सदेश 


१२६ - अब ख्याल करो कि जितने ज्ञानी आज 
कल नजर आते हैं, वे सब विद्यावान हैं यानी विद्या पढ़ 
कर उन्होंने ब्रह्मा का निश्चय किया है। यह निश्चय 
इलमी और अक्ली है। जीव का कल्यान इससे नहीं हो 
सकता है, जब तक कि उस विद्या के मुवाफिक अमल 
यानी अभ्यास न किया जावेगा। और वह अभ्यास, 
अन्तरमुख उपासना ब्रह्म पद की है यानी प्रेम और 
भक्ति के साथ जो अभ्यास कि सतों ने इस वक्त मे 
जारी फरमाया है, उसकी कमाई करके पिण्ड देश से 
न्यारे होकर ब्रह्माण्ड मे चढ़ कर पहुँचना, क्योंकि 
प्राणायाम का अभ्यास जो पिछले वक्त में जारी था, 
जीवों से बिलकुल नहीं बन सकता है, उसके सजम 
वगेरा निहायत कठिन हैं। 


१२७ - इन मतों के अभ्यास की कमाई बगेर मदद 
अभ्यासी यानी नेष्ठावान या सलुष्ट गुरू के किसी तरह 
मुमकिन नहीं है। इससे साफ ज़ाहिर है कि यह बाचक 
ज्ञानी सिफ विद्या में अटके रह गये और अंतरमुख 
अभ्यास इन से नही बना, इस वास्ते इन्होने अभ्यासी 
गुरू का खोज नही किया और जो कोई ऐसा गुरू मिले 
लो उसके बचन को भी नही मानते और नही सुनते हैं। 
यह लोग साफ खिलाफ बचन सच्चे जोगेश्वर, वेदाती 
या ज्ञानी और वेद मत के कार्रवाई कर रहे हैं और फिर 
अपनी गलती और भूल के, मन हठ और अहकार से 
कायल नहीं होते। 

१२८ - यही हाल कुल्ल मतों के लोगों का है कि 
अपने आचार्य्यो के बचन के बर-खिलाफ कार्रवाई कर 
रहे हैं यानी नीचे के दरजे की बातों में अटक रहे हैं या 
अपने मन और बुद्धि के वसीले से बाहरमुख पूजा 


| १८२ ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [ बचन | १८२ ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [ बचन | 
ईजाद करके (नई जारी करके) जीवो को उसमें भरमा 
रहे है और अपने रोजगार के खातिर सच्ची बात को 
छिपाते चले आये हैं, यहाँ तक कि अब वे उन सच्ची 
बालों से आप भी बे-खबर रह गये, और जो कोई उन 
बालो को जनावे, उससे विरोध करते हैं और बा-वजूदे 
कि आप अपने आचार्य्यो के बचन से गाफिल और 
बे-खबर हैं, उलटा उस समझाने वाले को निन्दक 
करार देकर आम जीवो को उलटे बचन सुना कर सच्चे 
रास्ते पर चलने से बाज़ रखते हैं यानी इन्होंने अपना 
अकाज किया और औरों का भी अकाज करते हैं। 

१२९ - सच्चे परमाथी को ऐसे लोगो और बाहरमुख 
पूजा वालों के संग से कतई परहेज करना चाहिये और 
उनके बचनो को सुनना नहीं चाहिये, बल्कि नेष्ठावान 
या अभ्यासी गुरु से (और जो मिल जावे तो संतुष्ट गुरु 
से) मिल कर उनसे अभ्यास की जुगत दरियाफ्त करे 
और जिस कदर बन सके अभ्यास करके अपने अतर 
मे आनद हासिल करना और जीते जी अपनी मुक्ति 
होती हुई देखना चाहिये । 


१७ - सत सतगुरु और साध गुरु 
की पहिचान 


१३० - राधास्वामी मत में सत सलगुरु या साधगुरु 
की खास पहिचान यह रक्खी है - 

(१) यह कि सुरत शब्द मार्ग के भेदी और अभ्यासी 
होवे और घट का भेद और जुगत अभ्यास की मय नाम 
स्थानों और शब्दौ के समझाते होवे और सिवाय इसके 
दूसरे किस्म के अभ्यास की हिदायत न करते होवें। 


| १५ ] राधास्वामी मत संदेश. [ १८३ | मत सदेश 


(२) यह कि ददी खोजी को फौरन बचन सुन कर 
और अभ्यासियों की हालत देख कर दिल में शान्ति 
और आनद पैदा होगा और जिस कदर उसके सशय 
और संदेह दूर होते जावेंगे, और प्रश्नों के पूरे जवाब 
मिलते जावेंगे, उसी कदर उसकी प्रीति और प्रतीत 
संत सतगुरु या साधगुरु के चरनो में बढ़ती जावेगी 
और अतर में राधास्वामी दयाल की दया के परचे 
पाकर यकीन मजबूत होला जावेगा और प्रेम दिन २ 
बढ़ता जावेगा । इससे बढ़कर यानी बचन और भेद से 
ज्यादा कोई पहिचान नहीं है कि जिससे सच्चे परमार्थी 
के दिल मे थोडा बहुत यकीन पैदा होवे कि यहाँ से मेरा 
परमार्थी काम बनेगा | 


(३) यह कि जो कोई कुछ अर्से तक उनका रात 


दिन सलसग करे और उनकी रहनी और गहनी और 
बोलचाल और व्यवहार और बर्ताव को देखे तो उसके 
मन मे दिन २ इस बात का यकीन होता जावेगा कि वे 
ज़रूर पूरे अभ्यासी हैं और रहनी उनकी सतोगुनी है 
और उसका परमार्थ उनके वसीले से जरूर बन जावेगा । 
सिवाय इसके और जो कोड पहिचान है, वह सिवाय 
सुरत शाब्द अभ्यासी के दूसरा नहीं परख सकता है, 
क्योंकि अभ्यासी की हालत को अभ्यासी ही परख और 
समझ सकता है, दूसरे की ताकत नहीं है। 

१३१ - जो कोई पुरानी किताबों के मुवाफिक 
महात्माओं के लक्षण पढ़ कर किसी महात्मा या अभ्यासी 
की पहिचान किया चाहें तो उनको हरगिज पहिचान 
नही आवेगी, क्योकि जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और 
अहकार और मन और इन्द्रियों के चक्कर मे आप पडे 


५ 


| १८४ ]. प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [बचन | १८४ ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [ बचन | 
हैं और मालिक के भेद और उसके मिलने की जुगत से 

बे-खबर है, उनकी क्या ताकत है कि जो इनके चक्कर 

से न्यारे बर्त रहे हैं या इन कुव्वतों पर किसी कदर 

सवार है यानी उनको अपने काबू में लाये हैं, उनकी 

हालत की थोड़ी बहुत परख और पहिचान कर सके? 

ऐसे लोग हमेशा धोखा खाते हैं और धोखा खावेंगे। 


१३२ - इस वास्ते सच्चे परमार्थी को मुनासिब है 
कि पहिले सिर्फ बचन की पहिचान करे यानी जिनके 
दर्शन और बचन और सग से कुल्ल मालिक के चरनों 
में भय और भाव पेदा होवे और परमार्थ की कदर और 
बड़ाई चित्त में समावे और दुनिया और उसके सामान 
दिन २ ओछे और रूखे और फीके मालूम होते जावें 
और जिन चीजों और बातो में कि ससारी जीव अटके 


और फंसे हुए हैं, उनसे उसकी तबियत आहिस्ता २ 
हटती जावे, तो जानना और समझना चाहिये कि ऐसो 
के सग और उपदेश से जरूर एक दिन ससार और 
उसके बन्धनों से छुटकारा हो जावेगा और परम पद 
और परम आनद की प्राप्ति हो जावेगी। इस से ज्यादा 
हाल उनके अभ्यास और उनकी गति का जब लक कि 
यह आप कोई दिन अभ्यास न करेगा, लब तक नही 
मालूम होगा । 

१३३ - फिर उन्ही का कोई दिन सतसंग करे और 
जब उनकी रहनी और बर्ताव थोड़ा बहुत देख ले तब 
उन में अपना गुरु भाव लावे और जिस कदर बने 
उनकी आज्ञा अनुसार कार्रवाई परमार्थ की करे और 
जिस बात में कसर पड़े, उसके दूर होने के वास्ते 


| १५ |] राधास्वामी मत संदेश. [ १८५ | मत सदेश 


उनकी और राधास्वामी दयाल की दया माँगता रहे, 

रफ्ता २ एक दिन उसका कारज सिद्ध हो जावेगा। 

१८ - सच्चे परमार्थी के थोडे बहुत लक्षण और 
स्वभाव यहाँ लिखे जाते हैं 

१३४ - हर एक परमार्थी को चाहिये कि इन लक्षणो 
के मुवाफिक अपने मन के हाल और चाल को परखतला 
-चले :- 

(१) परमार्थी का मन कोमल और चित्त मुलायम 
होना चाहिये ताकि किसी के साथ सख्ती न करे और 
दुखिया का दुख तवज्जह से सुन कर जो बन सके तो 
अपनी ताकत के मुवाफिक उसकी मदद करे, नहीं तो 
उसकी हमददी, और गम-रख्वारी और दिलदारी करे | 


(२) परमार्थ की चाह सच्ची होवे और सच्चे परमार्थ 


का खोज बराबर जारी रहे, और जब उसका पता लग 
जावे तब वाद विवाद और पक्षपात छोड़ कर उसको 
दिल से कबूल करके जो अभ्यास कि उसके हासिल 
करने के वास्ते बलाया जावे, उसकी सच्चे मन से 
कार्रवाई करे । 

(३) कुल्ल मालिक की मौजूदगी का पूरा यकीन 
मन में होवे और उसकी भक्ति करने के वास्ते नई २ 
उमंग मन में उठती रहें। 

(४) जो कोई सच्चे कुल्ल मालिक का पता और 
भेद सुनावे, वह शख्स प्यारा लगे और दीनता के साथ 
उसका संग बारम्बार करे और उससे पूरा भेद और 
जुक्ति लेकर जिस कदर जल्दी बने, अभ्यास शुरू 
करके अपने अतर में थोड़ा बहुत रस और आनन्द लेवे। 


५ 


| १८६ ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [ बचन | १८६ ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [ बचन | 


(५) क्षमा और बरदाश्त करना उसकी आदत हो 
जावे और जहाँ तक मुमकिन होवे, किसी से गुस्सा या 
तकरार या झगड़ा न करे। 


(६) ससारी लोग और माया के पदार्थो से मन में 
किसी कदर नफरत होवे यानी इन से मिलने में मन 
राजी और खुश न होवे। 

(७) सच्चे परमार्थ की कार्रवाई में ससारी लोगो 
का खोफ और शर्म न करने का इरादा रक्खे ओर जिस 
कदर बने, इसी मुवाफिक बर्ताव शुरू करे । 

(८) सच्चे मालिक की भक्ति तन मन और धन से 
शोक के साथ करने की चाह बनी रहे और जिस कदर 
बन सके, उसकी कार्रवाई जारी करे। 

(९) गुरू और मालिक की प्रसन्नता की औरो की 
प्रसन्नता पर जहाँ तक मुमकिन होवे, मुख्यता रक्रबे। 

(१०) मन और इन्द्रियों को शौक के साथ जिस 
कदर बने, काबू में लाने का इरादा मजबूत रक्रवे। 


(११) जो काम या चाल या रस्म कि उसके 
परमार्थ की कार्रवाई में विघ्नकारक होवें, उनसे जिस 
कदर बने बचाव करे | 

(१२) निदक लोगों के बचन सुन कर विचार के 
साथ कार्रवाई करे और गोर करके समझे और विचारे 
कि उनकी निंदा किस कदर गलत और किस कदर 
सही है और जो सही है उस में क्या नुकसान है या यह 
कि परमार्थी फायदा उसमे किस कदर है और जो 
अपनी समझ में कोई बात ब-खूबी न आवे तो प्रेमी 


| १५ |] राधास्वामी मत संदेश. [ १८७ | मत सदेश 


सतसंगी से उसका हाल अलेहदगी में दरियाफ्त करके 
अपना इलमिनान और तसल्ली करे । 


(१३) किसी तरह का अहकार या मान जाल पॉत 
और धन और हुकूमत और गुन वगेरा का अपने मन में 
परमार्थी कार्रवाई और सलसग में न रक्‍क्खे। 

(१४) अपनी कसरो और औगुनो का खयाल करके 
आपको निबल और ना-चीज और ना-कारा देखता और 
समझता रहे और हर एक से प्यार आर दीनता के साथ 
बर्ताव करे और उन कसरों के दूर करने की बराबर 
कोशिश जारी रके । 


(१५) जहाँ तक बने ईर्षा और विरोध और क्रोध को 
अपने मन में न आने देवे और किसी की बुराई भलाई 
दूसरे से उसकी गीबल में (पीठ पीछे) न करे और न 


दूसरों की बुराई सुनने की आदत रक्खवे। 

(१६) बे-फायदा लोभ और लालच न करे और 
बगेर जरूरत के दूसरे से कोई पदार्थ न मागो और न 
लेवे। 

(१७) अपनी मान बडाई के वास्ते कोई काम 
दिखावे का न करे। परमार्थ मे ऐसी करतूत निष्फल 
समझी जाती है। जो काम या सेवा करे वह गुरु और 
मालिक की प्रसञन्नता के वास्ते निर अहंकार और चित्त 
मे दीनला रख कर करे। 

१९ - राधास्वासी मत के अभ्यासी को इन 
सजमों की सम्हाल रखना चाहिये 

१३५ - जो कोई राधास्वामी मत में शामिल होवे 
और उसके मुवाफिक अभ्यास शुरू करे, उसको सुरत 


| १८८ ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [बचन | 


३... 


१८८ |] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [ बचन 


शब्द मार्ग का अभ्यास दुरुस्ती से करने के वास्ते यह 
सजम दरकार हैं :- 

(१) मास अहार न करे और न कोई नशे की चीज़ 
पीवे या खावे। हुक्का पीना नशे में दाखिल नही है। 

(२) मामूली खाने से आहिस्ता २ करीब चौथाई 
हिस्से के कम कर देवे और बहुत चिकने चुपड़े और 
स्वाद के भोजन ज्यादा न खावे। 

(३) सोवने में भी कुछ कमी करे यानी आम तौर 
पर छः घटे से ज़्यादा न सोवे। 

(४) ससारी लोगों से ज़रूरत के मुवाफिक मेल 
और बर्ताव करे। उनसे ज्यादा मेल न रक्खे, और बगेर 
जरूरत के किसी के ससारी मुआमले में दखल न देवे। 


(५) ससारी पदार्थ और इच्द्रियो के भोगों की चाह 
फिजूल न उठावे और न उनके वास्ते फिज़ूल जलन 
करे, बल्कि जो भोग और पदार्थ मुयस्सर आवे, उनमे 
भी जिस कदर मुनासिब होवे, एहतियात के साथ बर्ताव 
करे। 

(६) वक्‍त अभ्यास के बे-फायदा ख्याल दुनिया और 
उसके पदार्थो और भोगों के न उठावे और जो पुरानी 
आदत के मुवाफिक ऐसी गुनावन मन में पेदा होवे तो 
उसको जिस कदर जल्दी बने दूर हटावे, नही तो 
अभ्यास में रस नही मिलेगा । 


(७) सत्तपुरुष राधास्वामी दयाल और गुरु का 
किसी कदर खौफ दिल में रक्खे और उनकी प्रसन्नता 
में अपनी बेहतरी समझे और नाराजी में नुकसान, 


जे 


2 


| १५ |] राधास्वामी मत संदेश. [ १८९ | मत सदेश 


परमार्थ और स्वार्थ का, और उनके चरनो में दिन २ 
प्रीति और प्रतीत बढ़ाता रहे। 

(८) जहाँ तक मुमकिन होवे किसी जीव से 
विरोध और ईर्षा दिल मे न रक्खवे। 

(९) पुण्य कर्म, मुवाफिक दफा ८५ से ८९ तक 
के, जिस कदर बन सके, करे और पाप कर्म से जहाँ 
तक बने बचता रहे। 


(१०) राधास्वामी दयाल की दया का हर दम 
भरोसा मन में रख कर अपना अभ्यास नेम से हर रोज 
दो बार या ज्यादा करता रहे और पोथियो का भी थोड़ा 
पाठ किया करे कि उससे अभ्यास और मन और 
इद्वियों की दुरुस्ती में मदद मिलेगी । 


(११) सलसग में शामिल होने का हमेशा शौक 
रक्खे और जब मौज से मौका मिले तब चेत कर 
होशियारी से बचन सुने और उनका मनन करके अपने 
लायक के बचन छाँट कर उनके मुवाफिक कार्रवाई 
और बर्ताव शुरू करे। 

(१२) अपने मन और इद्रियो की चाल को निरखला 
चले यानी मन की चोकीदारी करे कि नाकिस और पाप 
कर्मो और ख्यालों में न जावे और जहाँ तक बने मन 
और माया के हाथ से धोखा न खावे। 

(१३) सच्चे परमार्थी यानी प्रेमी जन से मोहब्बत 
करे और जब वे मिल जावे तो शोक के साथ उनका 
सग और खातिरदारी ओर जो मोका होवे तो मेहमानदारी 
करे। 


| १९० ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [ बचन | १९० ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [ बचन | 


(१४) अपने वक्त का ख्याल रक्खे कि जहाँ तक 
मुमकिन होवे, फिज़ूल और बे-फायदा कामो और बातों 
में मुफ्त खर्च न होने पावे। 


(१५) जब कि कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल 
को सर्व समर्थ और सर्वज्ञ समझा तो जो कुछ कि 
स्वार्थ और परमार्थ के मुआमिले मे पेश आवे, उसको 
उनकी मौज समझना चाहिये और चाहे वह मन के 
मुवाफिक होवे या नहीं, उस मौज के साथ मुवाफिकत 
करना चाहिये यानी तकलीफ को धीरज के साथ 
बरदाश्त करना चाहिये और तरक्की यानी सुख मे 
परमार्थ से गाफिल होना नही चाहिये। 


२० - खुलासा कुल्ल बचन का 


१३६ - जो कि यह बचन बहुत तूल यानी लम्बा हो 
गया है, इस वास्ते मुनासिब है कि इसका खुलासा 
थोड़ी दफों में लिख दिया जावे ताकि असली मतलब 
इस बचन का पढ़ने वालों की समझ में जल्द आ जावे 
और थोड़ा बहुत याद रहे : - 

(१) राधास्वामी मल सत्त मत है। 

(२) राधास्वामी नाम कुल्ल और सच्चे मालिक का 
नाम है। 

(३) यह नाम किसी ने नही धरा। इसकी 
धुन आप हर एक अस्थान पर हो रही है यानी यह 
ध्वन्यात्मक नाम है और इसको सत और साध जन 
और प्रेमी अभ्यासी सुनते हैं। 

(४) “राधा” नाम आदि धार का है, जो कुल्ल 
मालिक यानी स्वामी के चरन से निकली ओर “स्वामी” | 


| १५ |] राधास्वामी मत संदेश. [ १९१ | मत सदेश 


नाम शब्द का हे, जिस में से धुन या धार निकली और 
वही धुन या धार सुरत है। इस वास्ते “राधास्वामी” नाम 
के अर्थ सुरत शाब्द के समझने चाहिये । 


(५) जब तक कोई इस नाम को मय इस के भेद 
के अपने हिरदे में नहीं बसावेगा, तब लक उसको 
अभ्यास में पूरी तौर से मदद नहीं मिलेगी और न घुर 
मुकाम लक का रास्ता निर्विघ्न तै कर सकेगा। 


(६) आदि धार जो राधास्वामी दयाल कुल्ल मालिक 
के चरनों से निकली, वही नूर ओर जान और शब्द की 
धार है और उसी ने जगह २ ठहर कर और मडल 
बॉँध कर सत्तलोक तक रचना करी और फिर वहाँ से 
दो धारों ने यानी निरंजन और जोत ने उतर कर 
ब्रह्माण्ड की रचना और सहसदल केवल से तीनो धारों 
ने (जिनको सतोगुन रजोगुन और तमोगुन कहते हैं) 
उतर कर पिंड देश की रचना करी। खुलासा यह है कि 
कुल्ल रचना शब्द की धार ने करी है और शब्द ही 
कुल्ल मालिक का प्रथम जहूरा यानी प्रकाश है ओर सब 
जगह शब्द ही चैतन्य का निशान और जहूरा है। 


(७) शाब्द की धुन या धार का नाम सुरत है और 
यह दोनों यानी सुरत और शब्द कुल्ल रचना और 
उसकी कार्रवाई कर रहे हैं। 

(८) इस लोक में भी कुल्ल काम शब्द (यानी 
बोलने वाला) और सुरत (यानी सुनने वाला) कर रहे 
है। 


(९) जब बच्चा पैदा होता है और उसने शाब्द 
किया यानी रोया तो जिन्दा है और जब तक आदमी 
बोलता है तो जिन्दा है, नही तो मुर्दा है। 


| १९१ ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [बचन | १९२ | प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [ बचन | 


(१०) सुरत की धार उतर कर दोनो आँखों के 
मध्य मे अदर की तरफ छठे चक्र के स्थान पर इस 
जिस्म यानी देह में ठहरी है और वही से दो धार होकर 
दोनों आँखों में जाग्रत के वक्‍त बैठ कर इस लोक में 
मन और इन्द्रियों के वसीले से कार्रवाई करती है। 

(११) सुरत चैतन्य सत्तपुरुष राधास्वामी दयाल की 
अश है और मन निरंजन यानी कालपुरुष या ब्रह्म की 
अंश है और इद्रियाँ और देह माया की अश हैं यानी 
उसके मसाले से बनी हुई हैं। 

(१२) आखो के स्थान से सुरत की धार को घर की 
तरफ यानी कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल के चरनों 
मे विरह और प्रेम अग लेकर उलटाना चाहिये, तब 
सच्चा और पूरा उद्धार होगा और इसी कार्रवाई का 
नाम सच्चा परमार्थ है। 


(१३) इसी उलटाने को सुरत शब्द का अभ्यास 
कहते हैं और असली मतलब राधास्वामी मत का यही 
है कि जीव यानी सुरत को जो सत्तपुरुष राधास्वामी 
दयाल के चरनों से जुगान जुग से जुदा हो गई है और 
यहाँ देह और मन और इच्द्रियों का सग करके दुख 
सुख भोग रही है, फिर उलटा कर उसके निज घर में, 
जो महा प्रेम और महा आनन्द का आदि भडार है और 
जहाँ काल कलेश और माया का बीज भी नहीं है, 
पहुँचाना, ताकि अमर अजर और महा सुखी हो जावे, 
और जनम मरन और देहियों के दुख सुख के कलेश से 
उसका हमेशा को बचाव हो जावे। 


| १५ ] राधास्वामी मत संदेश. [ १९३ | मत सदेश 


(१४) कुल्ल रचना के तीन दरजे हैं। पहिला 
निरमल चैतन्य देश और इसी को संत देश और दयाल 
देश कहते हैं। यहाँ माया बिलकुल नही है। और इसी 
सबब से यह देश अमर और अजर है और महा सुख 
और परम आनन्द का भडार है। दूसरा निरमल चैतन्य 
और शुद्ध माया देश। इसी दरजे के शुरू मे माया का 
जहूर हुआ, लेकिन इस दरजे मे वह निहायत लतीफ 
है। इसको ब्रह्माण्ड कहते हैं। तीसरा निरमल चैतन्य 
और मलीन माया देश। यहाँ मलीनता ज्यादा है और 
यहाँ की रचना भी इस वास्ते स्थूल है। इस दरजे को 
पिंड देश कहते हैं। 

(१५) जिस वक्‍त पुतली आँखों की ज़रा चढ़ जाती 
है, आदमी फौरन बे-होश हो जाता है और जब ज़्यादा 
खिच जाती है, तब मर जाता है, तो इससे जाहिर है 
कि देही ओर मन और इन्द्रियो और ससार के बंधनो से 
छुटकारा इसी रास्ते से सुरत के उलटाने यानी चढ़ाने 
से मुमकिन है, यानी सच्ची मुक्ति और उद्धार इसी 
जुगल की कमाई से मुमकिन है, और किसी तरह नही। 


(१६) जिस कदर बाहरमुख करनी परमार्थ के नाम 
से और मतों में जारी है, वह असल में मुक्ति का 
साधन नहीं है, बल्कि सब भर्म है। 


(१७) और जो कोई साधन प्राणो के साथ या 
किसी और धार के साथ चढ़ाई का है, पहिले तो वह 
ऐसा कठिन है कि किसी से बन नहीं सकता और जो 
किसी बिरले जीव से बन भी गया, तो वह अभ्यासी 
माया के घेर से बाहर नहीं जावेगा, क्योंकि सिवाय शब्द 


| १९४ ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [ बचन | १९४ ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [ बचन । 


की धार के और सब धारे जिस कदर कि हैं, वे ब्रह्माण्ड 
से जारी हुई है यानी जहाँ से कि माया का जहूर होकर 
माया ओर चैतन्य ने मिल कर रचना करी है। इस सबब 
से जो कोई इन धारों पर सवार होकर चलेगा, वह 
माया के घेर में रहेगा और देह के बंधनों और जनम 
मरन से उसका छुटकारा नही होगा। 

(१८) माया सुरत चैतन्य की धार का खोल और 
गिलाफ हो रही है यानी जिस कदर माया में सूक्ष्म और 
रशूल वगेरा दरजे है, उसी कदर गिलाफ सुरत पर चढ़े 
हुए हैं और यही गिलाफ या खोल देही कहलाते हैं और 
इन्हीं गिलाफों का सुरत के वियोग यानी जुदाई से 
बेकार हो जाने का नाम मौत है। इस वास्ते जब तक 
सुरत माया के देश में रहेगी, तब तक गिलाफ मे रहेगी 
और इस सबब से जनम मरन उसका चाहे जल्दी होवे 
या देर से, जारी रहेगा। इस वास्ते सत फरमाते है कि 
जब तक सुरत संत देश अथवा दयाल देश यानी 
निर्मल चैतन्य देश में जहाँ माया बिल्कुल नहीं है, न 
पहुँचेगी, तब तक सच्चा और पूरा उद्धार न होगा। 


(१९) यह उद्धार सिर्फ सतगुरु और शाब्द भक्ति से 
हो सकता है। और किसी की भक्ति या दूसरे किस्म के 
अभ्यास से हासिल नही हो सकता है और सत मत के 
अभ्यासी को प्रेम और शोक के साथ करनी शुरू करना 
मुनासिब है, क्योंकि बगेर प्रेम और शौक के अभ्यास में 
आसानी नहीं होवेगी और जैसा चाहिये रस भी नही 
आवेगा | 


(२०) हर एक आदमी को चाहे औरत होवे या मर्द, 
वास्ते अपने सच्चे और पूरे उद्धार के, सुरत शब्द का 


| १५ |] राधास्वामी मत संदेश [ १९५ | मत सदेश 


अभ्यास करना ज़रूर और मुनासिब है और इसी को 
सच्चा परमार्थ कहते हैं। बाकी जिस कदर बाहरमुख 
पूजा और अभ्यास है, जिसका अतर से सिलसिला नही 
लगा हुआ है, वह भर्म है। उस से जीव का सच्चा और 
पूरा कल्यान नहीं होगा। अलबत्ता शुभ कर्म का फल 
मिलेगा यानी थोड़े आरसे के वास्ते सुख स्थान मिल 
जावेगा और जो अशुभ कर्म बनेगा, उसके एवज मे 
दुख भोगना पड़ेगा । 

(२१) कर्म का स्थान आँखों का मुकाम है यानी जब 
सुरत जाग्रत अवस्था में आखो के स्थान पर बैठती है, 
तब मन और इन्द्रियों से बाहरमुखी करतूत बनती है 
और सत फरमाते हैं कि जेसे बने जीव को चाहिये कि 
भक्ति और अभ्यास करके आँखों के स्थान से 
आहिस्ता २ सरकता जावे यानी ऊपर और अदर की 
तरफ चलना शुरू करे, तो जिस कदर चाल चलेगी, 
उसी कदर कर्म थकता और घटता जावेगा और 
रफ़्ता २ एक दिन यह जीव निःकर्म हो जावेगा। 

(२२) सतों ने कर्म की दो किस्म करी हैं। एक, जो 
इस जीव की जात यानी आपे से ताल्लुक रखता है 
और दूसरा, जिसका ताल्लुक औरो के साथ व्यवहार मे 
है। पहिली किस्म यह है कि जिस करतूत करके यह 
जीव अपने मालिक के नजदीक पहुँचता जावे, वह 
असली यानी परमार्थी शुभ कर्म है और जो करतूत कि 
इसको अपने मालिक के चरनो से दूर डाले, वही 
असली यानी परमार्थी अशुभ कर्म है। दूसरी किस्म यह 
है कि औरों के साथ मन बचन और कर्म करके इस 
तरह बर्ताव करे कि जेसे यह जीव चाहता है कि और 


| १९६ ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भागा. [बचन | १९६ ] प्रेम पत्र राधास्वामी दूसरा भाग [ बचन | 


लोग इसके साथ बर्ताव करें। यह व्यवहारी शुभ कर्म है 
और इसके खिलाफ बर्ताव करना व्यवहारी अशुभ कर्म 
है। परमार्थी जीवो को मुनासिब है कि ऊपर के कायदे 
के मुवाफिक अपने जाती और व्यवहारी कर्म का दुरुस्ती 
से बर्ताव करें। 

(२३) और मतों में बाहरमुखी कर्म का बहुत विस्तार 
किया है। सबब इसका यह है कि सच्चे और कुल्ल 
मालिक की भक्ति की रीति और महिमा उनको मालूम 
नहीं हुई और न सुरत शब्द अभ्यास की ख़बर हुई कि 
जिससे जीव बहुत जल्द कर्म के घेर से निकल कर 
अपने निज घर की तरफ जा सकता है और जो कर्मो 
के बखेड़े मे पड़ा रहा तो चाहे उससे व्यवहारी शुभ कर्म 
बने या अशुभ, उसका हिसाब काल और माया के सग 
कभी बेबाक नहीं हो सकता है और इस वास्ते जनम 
मरन और दुख सुख के फदे से रिहाई मुमकिन नही है। 


(२४) जिन मतों में कि सिफ बाहरमुखी पूजा या 
पोथियों का पढ़ना व पढ़ाना जारी है और घट के भेद 
से बे-खबरी है, उनकी कुल्ल कार्रवाई व्यवहारी शुभ या 
अशुभ कर्म में दाखिल है। उससे मुक्ति हासिल नही हो 
सकती । 

(२५) और जिन मतों में थोड़ा अतर अभ्यास जारी 
है और वह वर्णात्मक नाम का सुमिरन या ध्यान किसी 
देवला या औतार या परमेश्वर का या मुद्रा का साधन 
है, और स्थान उस अभ्यास का छः चक्र के अंदर है, 
और संतों के धाम का भेद मालूम नहीं है, तो भी वह 
सच्ची मुक्ती का साधन नही है। अलबत्ता सुख स्थान 


| १५ |] राधास्वामी मत संदेश [ १९७ | मत सदेश 


कुछ काल के वास्ते मिलेगा और फिर जनम मरन के 
चक्कर मे आना पड़ेगा। 


(२६) जो लोग कि ज्ञानी या वेदान्ती या सूफी 
कहलाते हैं और अपने को ब्रह्म मानते हैं, पर कोई 
अभ्यास ब्रह्म पद में पहुँचने का नहीं करते और न ब्रह्म 
पद और उसके रास्ते के भेद से वाकिफ हैं, यह भी 
जनम मरन के चक्कर से नही बच सकते। ऐसा ज्ञान 
बाचक कहलाता है। बगेर (सतौ के अभ्यास के मुवाफिक) 
मन और सुरत की चढ़ाई के, हालत नही बदल सकती 
और न ब्रह्मा पद की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि 
प्राणायाम का अभ्यास ब-सबब उसकी कठिनता के 
खारिज है और कोई दूसरे अभ्यास से यह मतलब 
हासिल नहीं हो सकला और यह बाचक ज्ञानी और 
सूफी अपनी विद्या और बुद्धि के अहंकार मे संतों का 
बचन नहीं मानते, इस सबब से खाली रह गये। 

(२७) नास्तिक और और मत जो विद्यावानों ने 
जारी किये हैं, इन में तो कोई परमार्थी बात नहीं है। 
सिर्फ पर उपकार का उपदेश हे ओर कुल्ल मालिक की 
मौजूदगी से इनकार है। फिर यह लोग क्या भक्ति और 
अभ्यास कर सकते हैं? इस वास्ते इनका उद्धार किसी 
तरह मुमकिन नहीं है। 


(२८) रचना का हाल गौर से नजर करने से साफ 
जाहिर होता है कि कोई कुल्ल और सच्चा मालिक 
जरूर है, क्योकि हर एक चीज़ से कारीगरी और 
मतलब और इरादा, समर्थ बनाने वाले का जाहिर है 
और यह जीव उसी कुल्ल मालिक समर्थ दयाल की 
अस है यानी उसका और जीव का जौहर एक ही है। 


५ 


| १८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


फिर जो लोग कि इस बात को नही मानते हैं, वे अपना 
भारी नुकसान करते है और अंत को बहुत पछतावेंगे। 

(२९) जो लोग कि तीर्थ व्रत और मूर्ति मदिर और 
औतारों और देवताओं की पूजा में अटक रहे हैं और 
घट के भेद और सत मत की जुक्ति से बे-खबर है और 
न उसकी तलाश और खोज करते है, उनका भी सच्चा 
उद्धार नहीं हो सकता। वे कर्म का फल अलबत्ता 
पावेंगे, पर सच्चे मालिक के दरबार में नहीं पहुँच 
सकते, बल्कि उस औतार और देवता के असल रूप 
का भी जैसा कि उसके लोक में है, दर्शन नहीं मिलेगा, 
क्योकि अपनी जिदगी मे असल का खोज नही किया। 
फिर मरने के बाद भी नकल का ही दर्शन पावेगे, बशर्ते 
कि सच्ची लगन और किसी कदर प्रतीत के साथ सूर्त्ति 
की पूजा करी होगी और जो रस्मी परमार्थ के तौर पर 
कार्रवाई की है तो नकली रूप की भी प्राप्ति नही होगी । 


(३०) सच्चे परमार्थी को चाहिये कि भेदी और 
अभ्यासी गुरु खोज कर और उनकी थोड़ी पहिचान 
करके, सुरत शाब्द मार्ग के अभ्यास में लग जावे और 
जो संजम कि बताये गये हैं, उनके मुवाफिक कार्रवाई 
अपनी दुरुस्त करता जावे, तब जो कुछ कि बचन सतो 
ने कहे हैं, उनकी तसदीक अतर में वह आप करता 
जावेगा और कुल्ल मालिक की दया भी अपने अतर में 
परखता जावेगा । इस तरह उसकी प्रीति और प्रतीत 
चरनो में दिन २ बढ़ती जावेगी और एक दिन अपने 
मालिक के चरनों में पहुँच जावेगा। 


ने नेः नेः नः नः नः 


| श |] दूसराभाग [ १९९ | भाग 
बचन १६ 


राधास्वामी दयाल के चरनो मे जेसी 
तैसी प्रीति करना चाहिये, तब सहज २ सच्चा 
उद्धार होला जावेगा और एक दिन काम पूरा 
बन जावेगा 


१ - इस दुनिया में जितने कारोबार हैं और जहाँ 
लहा जिस २ का मेल और मुवाफिकल है, वह शौक 
और प्रीति के सबब से जारी हैं यानी जहाँ जिसकी 
प्रीति है और जिस काम में जिसका शौक है, वहाँ 
कार्रवाई आसानी और दुरुस्ती के साथ जारी है और 
जिस जगह या जिस काम में किसी को ना-मुवाफिकत 


या नफरत है, वहाँ कुछ कार्रवाई नही हो सकती है ओर 
जो जबरदस्ती से कोई ऐसी जगह या ऐसे काम मे कुछ 
कार्रवाई करावे, तो वह दुरुस्ती से और आराम और 
आसानी के साथ न होगी, बल्कि उसमें हुज्जत और 
तकरार होने का खौफ रहेगा। 

२ - जहाँ जिसकी सच्ची प्रीति या शौक है, वहाँ वह 
तन मन और धन से कार्रवाई करने को बहुत खुशी के 
साथ तैयार होता है ओर इन तीनों को खर्च करके यानी 
काम में लाकर बहुत मगन होता है और जिसके वास्ते 
ऐसी कार्रवाई करता है, वह भी अपने प्यार वाले की 
यह कार्रवाई देख कर बहुत खुश होता है और उलट 
कर उसकी भी इसी तरह खिदमत और सेवा करने को 
उमंग के साथ तैयार होता है और आपस में मोहब्बत 
दिन २ बढ़ती जाती है। 


| २०० ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


३ - जिस वक्त जिस किसी का कोई प्यारा दूर से 
आने को होता है, तो चाहे जैसा बे-वक्त होवे और चाहे 
उस वक्त शिद्दत से सरदी या गरमी या बारिश होती 
होवे, पर वह शख्स बगेर किसी ख्याल और सोच के 
उसी वक्त घर से चल कर रेल के स्टेशन पर या थोडे 
फासले पर पहले से पहले अपने दोस्त या प्यारे से 
मिलने को जाता है और उस वक्‍त उसकी सुरत और 
मन बहुत ताकत के साथ तन को वहाँ पहुँचाते हैं कि 
जिस से जिस कदर जल्दी मुमकिन होवे, अपने प्यारे 
का दीदार करे और उस से मिल कर आनन्द पावे। 
और जब दोनों आपस में मिलते हैं, तब दोनों बहुत 
खुश होते हैं और उस ख़ुशी में सब तकलीफ या 
थकावट जो जागने या बारिश या गरमी और सरदी 
वगेरा के सबब से आयद हुई होवे एक छिन मे दूर हो 
जाती है। 


४ - इससे जाहिर है कि सुरत और मन और 
इन्द्रिय सब मोहब्बत यानी प्रीति के बस हैं। जहाँ और 
जिस मे प्रीति आ जाती है वहाँ यह उमंग के साथ 
कार्रवाई करते हैं और उस में किसी तरह का थकाव 
या तकलीफ नहीं होती । 


५ - इसी तरह जहाँ असली प्रीति नहीं है, पर धन 
या और किसी चीज़ या काम के लालच से शौक पैदा 
हुआ है, तो वहाँ भी मन और इन्द्रिय और तन बहुत 
तवज्जह और मेहनत के साथ कार्रवाई करके उस 
शख्स को जिससे वह लालच का काम पूरा होने वाला 
है, राजी और खुश करके अपना मतलब निकालते हैं। 


| ३६ ] दूसराभाग [ २०१ | भाग 


६ - खुलासा यह है कि सुरत मन और इंद्रिय और 
तन, प्रीति या कोई मतलब या किसी किस्म के मतलब 
की आसा के आधीन हैं। जहाँ इन में से कोई बात 
होगी, वहीं वे शौक और उमंग के साथ कार्रवाई करने 
को तैयार होवेंगे। 


७ - और जहाँ कि प्रीति या कोई मतलब या उसके 
थोड़ी देर बाद पूरे होने की आस नहीं है, लेकिन खौफ 
किसी किस्म के नुकसान या तकलीफ का है या दबाव 
है, तो वहाँ भी हुक्म के मुवाफिक मन तन और इन्द्रिया 
दुरुस्ती के साथ काम करते हैं, पर ऐसी कार्रवाई में 
वह ख़ुशी और उमंग कि जो प्रीति और मतलब की 
जगह होती है, नहीं होती है और न वैसा आराम और 
आसानी उस काम के करने में मालूम होती है। 


८ - लेकिन जिस जगह कि खौफ अपने प्यारे की 
नाराजगी या तकलीफ का है या अपने आराम और 
आनन्द में खलल और विघ्न पड़ने का है, तो ऐसी 
जगह मन और इन्द्रिया और तन वैसे ही उमंग और 
शौक के साथ काम देते हैं जेसे कि खास प्रीति की 
जगह, और उस कार्रवाई में किसी तरह की तकलीफ 
नहीं मालूम होती है। 


९ - अब समझना चाहिये कि सत अथवा 
राधास्वामी मत में सिर्फ प्रेम के ऊपर जोर दिया है कि 
जितनी और जिस कदर हो सके सच्चे मालिक और 
सच्चे गुरु के चरनों में प्रतीत के साथ प्रीति करना 
चाहिये। जो थोड़ी बहुत भी प्रीति होवेगी तो वक्त 
सतसग बाहर के, मन और चित्त तवज्जह के साथ 
परमार्थी बचन सुनेगे और गुरु स्वरूप का मोहब्बत के 


| २०२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 

साथ दर्शन करेंगे और अंतर मे अभ्यास के वकत मन 
और सुरत और इच्द्रियाँ शब्द और स्वरूप मे थोड़े बहुत 
उमंग के साथ लगेंगे और इस तरह जब ससार और 
उसके कारोबार की तरफ से थोड़ी बहुत अलेहदगी 
होवेगी और खास तवज्जह परमार्थ की तरफ आवेगी, 
लो ज़रूर मन और सुरत अतर के शाब्द और स्वरूप में 
थोड़ी देर को लग जावेंगे और एकाग्र होने में जरूर 
किसी कदर रस और आनन्द आवेगा और फिर रोजमर्रा 
के अभ्यास और सलसग से यही आनन्द और रस 
आहिस्ता २ बढ़ता जावेगा और एक दिन जीव का काम 
पूरा बन जावेगा। 


१० - और मालूम होवे कि प्रीति और प्रतीत कुल्ल 
मालिक राधास्वामी दयाल और गुरु या साध के चरनों 
मे, सलसग मे, उनकी और उनके धाम की महिमा 
सुनकर आवेगी और प्रेमी और भक्त जन की हालत सुन 
कर और देख कर और अतर में थोड़ा बहुत अभ्यास 
करके वह प्रतीत और प्रीति दिन २ मजबूत होवेगी और 
तरक्की करेगी । 


११ - इस प्रीति और प्रतीत के साथ थोड़ा खौफ भी 
शामिल होना चाहिये और उस की दो किस्म हैं, पहिला 
यह है कि जो जीव से कुछ अभ्यास नही बन पड़ेगा या 
कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल के चरनों में सच्ची 
प्रीति और प्रतीत नही करेगा, तो जनम मरन के चक्कर 
से उसका बचाव नही होगा और हमेशा देही धर कर 
उनके साथ दुख सुख भोगता रहेगा और दूसरा यह कि 
जो जीव हुक्म के मुवाफिक कार्रवाई नही करेगा तो 
सतगुरु और कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल उससे 


| १६]... दूसरा भा. [ २०३ | भाग 


राजी नहीं होवेगे और उनकी अप्रसन्नता यानी नाराजगी 
मे जीव का निहायत दरजे का नुकसान है कि उसका 
रास्ता अंतर में अपने निज घर की तरफ चलने का 
बन्द हो जावेगा और फिर काल और कर्म और माया 
उस जीव को अपने घेर में रख कर दुख सुख देते रहेंगे 
और उसका सच्चा और पूरा उद्धार न होने देवेगे। 


१२ - जब इस तरह से थोड़ी बहुत प्रीति और 
प्रतीत जीव को कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल और 
उन के सतसंग और गुरु में आई और दोनों या एक 
किस्म का खौफ भी उसके दिल में सच्चा पैदा हुआ, 
तब उसका रास्ता आसानी से अतर में तै होता जावेगा 
यानी मन और सुरत अपने प्यारे गुरू और सत्त-पुरुष 
राधास्वामी दयाल के चरनों में पहुँचने और दर्शन का 


बिलास और आनन्द हासिल करने के वास्ते सहज में, 
पहिले पिंड मे सिमट कर, फिर ऊँचे देश यानी ब्रह्माण्ड 
और उसके पार सत देश की तरफ शब्द की डोरी 
पकड़ के और स्वरूप के ध्यान का आसरा लेकर, 
चढ़ना शुरू करेंगे और प्रीति भाव और खौफ के सबब 
से उनको ज़रा भी इस काम के करने में सुस्ती या 
आलस या तकलीफ नही सतावेगी, बल्कि अतर में 
शब्द और स्वरूप का थोड़ा बहुत रस और आनन्द लेते 
हुए उमंग और शोक के साथ ऊपर की तरफ कदम 
बढ़ावेगे और सतगुरु की मदद और राधास्वामी दयाल 
की मेहर से एक दिन धुर घर में जो कि अपने प्रीतम 
कुल्ल मालिक का महल है, पहुँच कर परम आनन्द को 
प्राप्त होवेंगे। 


| २०४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 

१३ - सब जीव निहायत दरजे के कमजोर हैं और 
जिस जगह पिण्ड में सुरत बैठ कर कार्रवाई देह और 
दुनिया की कर रही है, उस जगह काम क्रोध लोभ मोह 
और अहंकार और मन और दसों इच्द्रियों का बहुत 
भारी जोर है। किसी की ताकत नही है कि इनसे बच 
कर निज घर की तरफ को अपने बल से चल कर 
रास्ता तै करे, लेकिन राधास्वामी दयाल की मेहर और 
सलगुरु अथवा साध के संग से आहिस्ता २ जीव के 
अधिकार यानी शोक के मुवाफिक काम बन सकता है 
और जो शौक कम भी है, तो सतगुरु अपनी दया और 
मदद से उसको बढ़ा सकते है और अभ्यासी के दिल 
में थोड़ा बहुत खौफ भी पैदा कर सकते है कि जिससे 
उसका शौक बढ़ता रहे और ढीला और सुस्त न होवे। 


१४ - सब जीव अजान हैं यानी अपने निज घर 
और अपने सच्चे माता और पिता कुल्ल मालिक 
राधास्वामी दयाल के भेद से नावाकिफ हैं और न जुगल 
चलने की जानते हैं। सब कर्म और भर्म मे अटके हुए 
हैं। और बाहरमुख पूजाओं में अपना वक्‍त और तन मन 
धन मुफ्त जाया कर रहे हैं या विद्या पढ़ कर और बुद्धि 
और चलुराई बढ़ा कर अपने आपको ब्रह्म मान कर 
निचित हो जाते हैं या कुल्ल मालिक की मौजूदगी और 
सुरत के चैतन्य और अमर होने से इनकार करके 
नास्तिक बन जाते हैं। इनको जब तक सतगुरु का संग 
न होगा और यह उनका बचन प्रीति भाव से सुन कर 
असल हाल रचना और अपनी मोजूदा हालत से वाफिक 
न होगे और वास्ते बचाव दुख सुख और जनम मरन 
के, संतों की जुगल चलने की सुरत शब्द मार्ग के 
 मुवाफिक, दरयाफ्त करके अपने अन्तर में सलगुरु का. 


| ३६ ] दूसराभाग [ २०५ | भाग 


बल और दया लेकर थोड़ा बहुत रास्ता काटना शुरू न 
करेंगे, तब तक इनको सच्चे मालिक की प्रतीत और 
प्रीति नही आवेगी और न अन्तर में कुछ रस और 
आनन्द प्राप्त होगा। 


१५ - इस वास्ते जरूर है कि पहिले भेदी और 
अभ्यासी गुरू की तलाश करे और जब वे मिल जावे, 
तो उनसे भेद रास्ते का लेकर अभ्यास शुरू करे और 
उनका और उनकी बानी का सग करके अपनी समझ 
बूझ बढ़ावे और ससारी मत और समझ और बर्ताव को 
बदलता जावे और उनके चरनों में सच्ची प्रीति और 
प्रतीत जिस कदर हो सके, करे। तब उनकी दया और 
मदद से इसका रास्ता तै होवेगा और एक दिन अपने 
निज घर में पहुँच कर जनम मरन से रहित हो जावेगा 
और नही तो बारम्बार ससार में ऊँचे नीचे देश और 
ऊँची नीची जोनों मे जनम लेकर माया के भोगों मे 
भरमता रहेगा और अनेक तरह के कष्ट और क्लेश देह 
के सग भोगता रहेगा और कभी इसका छुटकारा इस 
चक्कर से न होवेगा। 


१६ - जो प्रीति कि सिवाय सच्चे मालिक के दर्शनो 
की प्राप्ति के, और किसी मतलब या चाह लेकर, 
लगाई जावेगी, वह परमार्थी हिसाब मे स्वार्थ यानी 
कपट की भक्ती कहलाती है । ऐसी प्रीति से जीव का 
कारज किसी तरह से नही बन सकता है। चाहे दुनिया 
का मतलब शायद किसी कदर पूरा हो जावे, पर गुरू 
और राधास्वामी दयाल के चरनों में सच्चा प्रेम जो 
सफाई करके सुरत और मन को उनके निज घर मे 
पहुँचावे, कभी हासिल नही होगा। 


` 


| २०६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


१७ - इस वास्ते मुनासिब है कि चाहे थोड़ी प्रीति 
होवे पर सच्ची प्रीति वास्ते प्राप्ति दर्शन सच्चे मालिक 
के अपने हिरदे मे धारन करे और सतगुरु ओर सतसंग 
और अन्तर अभ्यास की मदद से उसको आहिस्ता २ 
बढ़ाता जावे, तो एक दिन निज घर मे पहुँच कर बासा 
पावेगा यानी राधास्वामी दयाल के चरनों मे पहुँच कर 
परम आनन्द को प्राप्त होगा। 


१८ - इसी प्रीति के आसरे मन और सुरत घर की 
तरफ आहिस्ता २ चलना शुरू करेंगे और जिस कदर 
रस मिलता जावेगा, उसी कदर चाल उनकी बढ़ती 
जावेगी । इस वास्ते हर एक मर्द और औरत को 
मुनासिब और लाजिम है कि जेसे बने वैसे थोड़ी या 
बहुत प्रीति राधास्वामी दयाल और गुरू के चरनों मे 
पैदा करके परमार्थ की कार्रवाई जारी कर दें और 
जनम मरन और देह धर के दुख सुख भोगने का खौफ 
दिल में लाकर इस काम मे सुस्ती ओर गफलत न करें, 
नही लो अन्त को बहुत पछताना पड़ेगा और फिर वह 
अफसोस कुछ फायदा नहीं देगा और अमोल नर देह 
जो बड़ी मुश्किल यानी चोरासी का चक्कर खाकर हाथ 
आई है, पशुओं के मुवाफिक खान पान यानी इन्द्रियों 
के भोग बिलास और उनके हासिल करने की मेहनत 
और मशक्कत मे मुफ्त बरबाद जावेगी । 


| १३७ ] दूसराभाग [ २०७ | भाग 
बचन १७ 
हर शख्स को अपने जीव चैतन्य के 
भडार का खोज और पता लगा कर वहाँ 
पहुँचने का जतन करना चाहिये कि जिस से 
परम आनन्द को प्राप्त होवे और जनम मरन 
और देह के दुख सुख से बचाव हो जावे। 
१ - इस रचना में दो पदार्थ है। एक चैतन्य और 
दूसरा जड़। चेतन्य वह है जो चेष्टा करता है और जिस 
देह में वह विराजमान होता है, उस देह की सम्हाल 


और उसके औजारो (यानी इन्द्रिय वेरा) के वसीले से 
डस लोक मे कार्रवाई करता है, बल्कि और देहियो की 


भी सम्हाल करता है। 


२ - और जड़ पदार्थ वह है जो अपने आपसे किसी 
किस्म की चेष्टा और हरकत नहीं कर सकता है और 
बिना मदद और सहारे चैतन्य के, उससे कोई कार्रवाई 
नहीं हो सकती है। 

३ - अब इस चैतन्य की कैफियत और ताकत 
समझना चाहिये कि जिस जगह या जिस वीर्य्य से कि 
इसकी प्रथम धार प्रकट होती है, वही धार उस वीर्य्य 
के स्वरूप और कुल्ल देह की करता है और जब से कि 
वह धार प्रकट हुई, उसी वक्‍त से जिस कदर शक्तियाँ 
यानी क्कुव्वते और तत्त्व और गुन इस रचना मे कार्रवाई 
कर रहे हैं, वे सब इस धार के बढ़ाव और उसकी देह 
के बनाव में (आपस मे रल मिल कर) कार्रवाई जारी 
करती हैं और वे शक्तियाँ और तत्त्व वगैरा यह हैं 


| २०८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


(१) खैंच शक्ति (२) हटाव शक्ति (३) बनाव शक्ति 
(४) मिलाव शक्ति (५) मिकनातीसी यानी चुम्बक शक्ति 
(६) सहार शक्ति (७) बिजली की शक्ति (८) रोशनी 
की शक्ति और तीन गुण, सलोगुण, रजोगुण और 
तमोगुण और पाँच तत्त्व आकाश पवन अग्नि जल और 
पृथ्वी | 

४ - देह जड़ है और पॉच तत्त्व और तीन गुन की 
मिलौनी से बनी है और सुरत चैतन्य की शक्ति से 
चैतन्य और कार्रवाई करती नजर आती है। 


५ - सुरत चैतन्य की ताकत किस कदर भारी है 
कि जब और जहाँ वह जहूर करे, वहीं सब शक्तियाँ 
और तत्त्व और गुन वगैरा हाजिर होकर (बावजूद 
मुखालफत के) आपस में रल मिल कर कार्रवाई करती 


हैं और जब सुरत किसी देह को छोड़ती है, उसी वक्‍त 
से रूप और रग और ताकत उस देह की जाती रहती 
है और निहायत भयानक यानी खौफनाक और डरावना 
रूप उस देह का हो जाता है और कुल कार्रवाई उस 
देह और उसके औज़ारों की बंद होकर वह देह जल्द 
गल कर मिट्टी के मुवाफिक हो जाती है। 

६ - सब जगह (मैदान यानी आकाश में ओर लोको 
मे) तमाम रचना सुरत के बल से हुई है और कायम है 
और आइन्दा को जारी रहेगी यानी एक एक सुरत जो 
महा चैतन्य की अस है, हर एक जिस्म यानी लोक 
(सूरज चाँद लारागन) में बैठ कर उस देह का बनाव 
और सम्हाल कर रही है और जब वह सुरत उस देह 
को छोड़ती है, तब उसकी फौरन प्रलय हो जाती है, 
यानी उसका अभाव हो जाता है। 


| ३७ ] दूसराभाग [ २०९ | भाग 

७ - जिस कदर सूरज और चाँद और तारागन 
नज़र आते है, यह सब एक एक देह हैं और सुरत अस 
इन में बैठ कर उनकी रचना की सम्हाल और कार्रवाई 
करती रहती है और जो २ तारे हर एक सूरज और चाँद 
के मुताल्लिक हैं, उनकी रचना की भी सम्हाल वही 
सूरज और चाँद करते हैं। 

८ - इससे साबित हुआ कि जिस कदर रचना हुई 
है, सब सुरत की धार से प्रकट हुई है और सुरत चैतन्य 
ही के आसरे कायम है और उसी की ताकत से सब 
काम दुनिया के जारी हैं। 


८ - जब इस सुरत की जो एक किरन के मुवाफिक 
है, इस कदर ताकत और कार्रवाई है, फिर उस भडार 
या कुल्ल सूरज की, जहाँ से यह किरन आई है, ताकत 


और समर्थता का क्या अदाज़ हो सकता है ? वह भडार 
कुल्ल रचना का कर्त्त और कुल्ल का पालन कर्त्त और 
कुल्ल की सम्हाल करने वाला और महा ताकत वाला 
यानी सर्व समर्थ है। वही से आदि धार या किरन प्रकट 
हुई और नीचे उतर कर और मडल बाँध कर रचना 
करती चली आई और पिंड में आँखों के मुकाम पर बैठ 
कर देह और दुनिया की कार्रवाई कर रही है और दुख 
सुख और चिता और खौफ वगैरा इसी जगह जाग्रत 
अवस्था में व्यापते हैं। 

१० - जब आँखें मिच जाती हैं या पुतली ज़रा खिच 
जाती है, तब आदमी बेहोश और देह उसकी बेकार हो 
जाती है और जब ज़्यादा खिंचाव हो जाता है, तब 
सुरत देह को छोड़ जाती है। 


| २१०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


११ - यह देश सुरत का नहीं है। यह सुरत, अस 
या किरन या धार उस सर्व समर्थ भडार की है, 
जिसको सतो ने कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल कहा 
है, और जब तक यह उलट कर उसी धार को पकड़ 
के जिसके वसीले उतरी है, अपने भडार में न जावेगी, 
पूर्ण सुख और आनन्द इसको नहीं मिलेगा और न 
जनम मरन से छुटकारा होगा, क्योकि जनम मरन देह 
यानी खोल का होता है और खोल माया के मसाले 
यानी तत्त्वो और गुनो वगेरा का बना है और जब तक 
सुरत माया के घेर में रहेगी, जरूर उस पर खोल चढ़े 
रहेगे और जिस मडल मे सुरत प्रकट होगी, उसी मडल 
के मसाले के बने हुए खोल में उसका बर्ताव होगा और 
जैसी वहाँ की रचना है, उसके मुवाफिक दुख सुख 
भोगना पड़ेगा । और माया, सत्तलोक यानी दयाल देश 
के नीचे से प्रकट हुई है और उस में ब-हिसाब शुद्धता 
और मलीनता के बहुत से दरजे हैं सो जब तक कि इन 
सब दरजो को तै करके, माया के घेर के बाहर दयाल 
देश यानी अपने निज भडार में सुरत न जावेगी, तब 
तक निर्मल और सुखी न होवेगी। 

१२ - इस वास्ते हर एक जीव को चाहे मर्द होवे या 
औरत, लाज़िम और मुनासिब है कि जेसे बने तैसे सतो 
की जुगल के मुवाफिक रास्ता घर जाने का तै करना 
शुरू करे, लब देह के बधन और कष्ट और कलेश से 
सच्चा छुटकारा होगा और इसी को सच्ची मुक्ति और 
पूरा उद्धार कहते हैं। 

१३ - और जो सुरते यानी जीव मन और इंद्रियो के 
भोग बिलास की चाह उठा कर उन्हीं के हासिल करने 


| ३७ ] दूसराभाग [ २११ | भाग 


के जतन में उमर भर लगे रहेंगे, तो उनकी चाल 
दिन २ माया के मडल में नीचे की तरफ जारी रहेगी 
और इस सबब से जल्दी २ जनम मरन और ज्यादा से 
ज्यादा तकलीफ उनको भोगनी पड़ेगी और जड़ पदार्थो 
के साथ (क्योकि सब भोग दुनिया के जड़ हैं) दिन दिन 
उन सुरतो का मेल बढ़ता जावेगा और अपने निज 
भडार से दूरी होती जावेगी । 

१४ - इस दुनिया मे सब जीव मन और इद्रियों के 
भोगो से सुख हासिल करने की चाह में फसे हुए हैं और 
रात दिन इसी चाह के पूरा करने के लिये मेहनत कर 
रहे हैं ओर हाल यह है कि यह सुख तुच्छ और नाशमान 
हैं और बारम्बार उनकी प्राप्ति के लिये मेहनत करनी 
पड़ती है और फिर एक बार देह छोड़ने के वक्‍त इन 
सब को छोड़ना पड़ेगा । 


१५ - जब ऐसे ओछे और नाशमान सुखों के वास्ते 
जीव उम्र भर पचते हैं, तो परम आनन्द और अमर 
सुख के हासिल करने के लिये उनको किस कदर 
तवज्जह और मेहनत करना मुनासिब और लाज़िम है, 
खास कर जब कि इस काम के बनाने के वास्ते सिर्फ 
एक बार किसी कदर मेहनत बहुत आराम और ख़ुशी 
के साथ करनी पड़ेगी और फिर वह सुख और आनद 
हमेशा कायम रहेगा। 


१६ - अब गौर करना चाहिये कि जब इस दुनिया 
मे दो बड़े पदार्थ, एक चैतन्य और दूसरा जड़ यानी 
माया है और ऊँचे से ऊँचे देश में चैतन्य का भंडार है, 
और नीचे के देश मे जड़ यानी माया का भडार है, तो 
चैतन्य को जो जीव का निज आपा है, उसके भडार में 


2 


| २४२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


पहुँचाना, वास्ते प्राप्ति परम आनद के, निहायत जरूर 
मालूम होता है और जड़ पदार्थ यानी माया की तरफ से 
जिस कदर जल्दी मुमकिन होवे, हटना वास्ते बचने 
दुक्खों से, उसी कदर ज़रूर और मुनासिब है। 

१७ - इस वास्ते हर एक आदमी पर यह काम 
करना, अपने आपे को सुख देने के निमित्त, फर्ज है 
यानी चैतन्य या सुरत की धार को पकड़ कर, एक 
सामान्य चैतन्य से विशेष और फिर उससे ज्यादा 
विशेष और इसी तरह से दरजे-बदरजे चढ़ कर महा 
विशेष चैतन्य यानी निज भडार में कि जिसके ऊपर 
और विशेष नहीं है और जो आप अपार और अनत है, 
पहुँचना चाहिये। 

१८ - कुल्ल रचना में ब-सबब मिलौनी माया के 
चैतन्य मे दरजे है यानी जहाँ माया ज्यादा है, वहाँ का 
चैतन्य किसी कदर उसके गिलाफ से ढका हुआ है 
यानी उसकी ताकत और प्रकाश वहाँ कम है, और 
जिस दरजे में माया कम यानी सूक्ष्म है, वहाँ चैतन्य का 
प्रकाश और ताकत का जहूर ज्यादा है, जैसे इस लोक 
का चैतन्य, सूरज चैतन्य की धारों का आधीन है यानी 
जब लक कि सूरज की रोशनी और गरमी इस लोक मे 
न आवे, तब तक यहाँ कुछ रचना नही हो सकती और 
न ठहर सकती है, इसी तरह यह सूरज मय अपने 
तारागन के अपने से बड़े सूरज का आधीन है और 
उसके ऊपर इसी तरह कई सूरज मडल हैं; आखिरी 
महा सूरज या महा मण्डल और कुल्ल का भडार और 
कर्ता और रक्षक सत्तपुरुष राधास्वामी दयाल हैं और 
जो कि सुरत उसी महा सूरज की अश है, इस वास्ते 


| ३७] दूसराभाग [ २१३ | भाग 
उसको आपने कुल्ल माता पिता निज सूरज या भडार 
में पहुँचना चाहिये, नहीं तो माया के घेर में रहेगी। 

१९ - जो धार कि निज सूरज से निकल कर नीचे 
के देश में उतर कर ठहरी है, वही सुरत और चैतन्य 
और जान और रूह और शब्द की धार है और जिस 
जगह पिंड मे उतर कर ठहरी है, वहाँ उसका नाम 
सुरत है। 

२० - इस सुरत को शब्द की धार के वसीले से 
चढ़ा कर उसके निज घर में पहुँचाने को सुरत शाब्द 
योग कहते हैं और वही भडार यानी आदि शब्द कुल्ल 
का मालिक सत्तपुरुष राधास्वामी दयाल है, ऐसी समझ 
धारन करके अभ्यास करना राधास्वामी मत का उपदेश 
है और यही रचना भर में सच्चा और कुदरती मत और 
सहज अभ्यास है और बाकी जितने मत कि दुनिया में 
जारी हैं और जिन में यह भेद और यह अभ्यास नहीं है 
वे मन और बुद्धि के रचे हुए है, चाहे वे मन और बुद्धि 
ब्रह्माडी है या पिडी यानी जिसमानी, और उनसे जीवों 
का कारज दुरुस्त होना, जेसा कि चाहिये, मुमकिन 
नहीं है और न उन में पूरी शान्ति हासिल हो सकती है। 


२१ - जिन्होंने कि प्राणो के रोकने और चढ़ाने का 
अभ्यास पिछले वक्त में जारी किया, वह इस कदर 
कठिन है और उसके सजम ऐसे मुश्किल हैं कि उसका 
किसी से दुरुस्ती के साथ बनना खास कर इस ज़माने 
में ना-मुमकिन मालूम होता है। इस वास्ते वह अभ्यास 
खारिज समझना चाहिये और मुद्रा वगेरा के अभ्यास से 
भी माया के पार जाना मुमकिन नही है। इस वास्ते 


` 


| २१४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 

सुरत शाब्द का अभ्यास जो कि सतो ने दया करके इस 
जमाने में जारी फरमाया है, कुल्ल जीवो के वास्ते चाहे 
गृहस्थ होवें या विरक्त और पुरुष होवें या स्त्री, सब के 
वास्ते मुफीद है, और इसी के वसीले से सुरत धुर पद 
में माया के पार पहुँच सकती है और मुद्रा और 
प्राणायाम का अभ्यास सिर्फ विरक्तों ही के वास्ते था 
और अब उनसे भी नही बन सकता और वह अभ्यास 
माया के घेर के अदर खलम हो जाता है। इस सबब से 
उसमे जीव का पूरा उद्धार भी मुमकिन नहीं है। 


आर्थ शब्द नम्बर २ 
पोथी सार बचन, छन्द बन्द बचन ४१ 
कड़ी 
सुन्नी सुरत शब्द बिन भटकी, अटकी मन सँग दुख पाई।।१।। 
अर्थ 


जो सुरत कि सुच यानी चैतन्य मडल की बासी 
शी, शाब्द की धार को छोड़ कर इस ससार मे भटक 
गई और मन का संग करके दुख पाती है। 
कड़ी २ 
भरमत फिरे चक्र की नाई, उलट गई तन में छाई।।२।। 


अर्थ 


और चक्र यानी चकई के मुवाफिक चचल हो कर 
भरम रही है और उल्टी हो कर देह में फैल गई। 
कड़ी ३ 


विष खावत जग में झख मारत, समझ सोच धुर नहि लाई ।।३।। 


| १३७ ] दूसराभाग [ २३५ | भाग 
अर्थ 
और भोगों में जो जहर से भरे हुए हैं, बर्त कर 
जगत में टक्करें खाती है और अपने धुर मुकाम की 
समझ नही लाती है। 
कड़ी ४ 
सोवत रही मोह अँधियारी, जागन चौंप नहीं पाई ।|४।। 
अर्थ 
और मोह के अंधकार यानी रात में बेहोश सो रही 
है और जागने का इरादा नहीं करती। 
कड़ी ५ 
इन्ट्री के बस पड़ी बिकल होय, काल कला घट में छाई।।५।। 
अर्थ 
और इन्द्रियो के बस होकर हर वक्‍त चंचल और 
बेकल हो रही है और इस सबब से काल की कला 
यानी जोर घट में व्याप रहा है। 
कड़ी ६ 
भोगन में अति कर लिपटानी, रोग सोग दिन दिन खाई ।।६।। 
अर्थ 
और भोगो मे लिपट कर दिन दिन रोग और सोग 
सहती है। 
कड़ी ७ 
बधन बँधी जगत में गाढ़ी, बाढ़ी ममता रस पाई ।।७।। 


अर्थ 


इस तरह जगत में बंधन इसके ख़ूब मजबूत हो 


५ 


| र्ष] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
गये और थोड़ा थोडा रस पाकर हर एक चीज़ मे पकड 
यानी मोह बढ़ गया। 
कड़ी ८; 
जग व्यवहार लगा अति प्यारा, धारा उलटी यहाँ आई ।।८।। 
अर्थ 
और जगत में बर्ताव प्यारा लग कर जो धार कि 
सुरत की ऊपर को चढ़नी चाहिये थी, वह उलटी देह 
और ससार में बहने और बिखरने लगी | 
कड़ी ९ 
बिना मेहर सतगुरु पूरे के, कस उलटे कस घर जाई।।९।। 
अर्थ 
जब ऐसा हाल हो गया तो अब बिना मेहर पूरे 
सतगुरु के, मुख इसका ऊपर यानी निज घर की तरफ 
कैसे मोड़ा जावे ? 
कड़ी १० 
सुखमन द्वार गगन का नाका, कठिन हुआ नहिं सुध पाई।॥१०।। 
अर्थ 
और इसी सबब से आकाश का द्वारा जो कि 
पहिला सुखमन स्थान है, खुलना कठिन हो गया, 
बल्कि उसकी सुधि भी भूल गई । 
कड़ी ११ 
श्याम धाम से हुई न न्यारी, सेत पदम कस कस पाई।।११।। 


अर्थ 


और श्याम स्थान यानी काल के घेर से जुदा न हो 
सकी, फिर सेत धाम जो उसका निज स्थान है, कैसे 


2 


| ३७] दूसराभाग [ २३७ | भाग 
पावे? 
कड़ी १२ 
धुन की छाँट होत नहिं भाई, कैसे सूरत धुन पाई।।१२।। 
अर्थ 
और इसी सबब से धुन की छाँट भी नहीं हुई, फिर 
निज धुन को कैसे प्राप्त होवे ? 
कड़ी १३ 
घट में बैठ निरख दृग द्वारा, यहाँ से राह अधर जाई।।१३।। 
अर्थ 
अब चाहिये कि अपने घट में निश्चल होकर और 
नेत्रों के द्वारे को झाक कर अदर को चले। यही सड़क 
ऊँचे और निज देश की है। 
कड़ी १४ 
घाटा तोड़ काल मति मोड़ो, करम काट ऊँचे जाई ।।१४।। 
अर्थ 
पहिली घाटी को कि जिसकी हद्द त्रिकुटी तक है, 
तोड़ कर और काल का मुख मोड़ कर और कर्मो को 
काटते हुए ऊँचे को चलना चाहिये। 


कड़ी १५ 
राधास्वामी कहत सुनाई, समझ समझ पग धर भाई ।।१५।। 


अर्थ 


राधास्वामी दयाल फरमाते हैं कि इस रास्ते मे 
निरख निरख और परख परख कर कदम रखना 
-चाहिये। 


ने ने नेः नः नः नः 


| २१८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
बचन १८ 

मालिक का ससार मे नर रूप धर कर 
ओतार लेना जीवो के सच्चे उद्धार और 
कल्यान के वास्ते निहायत दरजे की दया 
और मेहर का निशान है 

१ - मालिक को अपने जीवो की तरक्की, समझ 
बूझ और प्राप्ति विशेष सुख की, हमेशा मज़ूर नज़र है। 
डस वास्ते जब और जिस किस्म और दरजे के जीव 
संसार में पैदा होते हैं उनके समझाने बुझाने और 
तरक्की देने के वास्ते कोई न कोई कला किसी ऊँचे 
दरजे से ससार मे पेदा करके कार्रवाई परमार्थ और 
व्यवहार की जारी कराई जाती है यानी दुनियावी 


मुआमलों में इलम और हुनर और इखलाक यानी धर्म 
की नई २ रीति से तरक्की दी जाती है, और इसी तरह 
जब और जिस लियाकत के जीव रचना मे आते हैं, 
उनकी परमार्थी कार्रवाई और ज्ञान ध्यान और भक्ति की 
तरक्की दरजे-बदरजे की जाती है। 


२ - और जब प्रेमी और भक्तिवान जीव ऊँचे दरजे 
के पैदा होते है ओर पुरानी कार्रवाई जीवो की मनमुखता 
के सबब से ढीली और उलट पलट हो जाती है और 
जीवो के उद्धार का रास्ता भूल और भरम की ज्यादती 
और भोगों की तरफ कसरत से झुकाव होने के सबब 
से किसी कदर बद हो जाता है, तब कुल्ल मालिक 
अति दया करके आप इस ससार मे सत सतगुरू रूप 
धारन करके प्रकट होते हैं और सच्चा और सहज 


| ३८] दूसराभाग [ २१९ | भाग 


रास्ता पूरे उद्धार का, जिससे कुल्ल जीव फायदा उठा 
सके, उपदेश करते हैं। 

३ - जो कोई ऐसा कहे कि क्या कुल्ल मालिक जो 
कि सर्व समर्थ है, बगेर औतार रूप धरने की तकलीफ 
गवारा करने के, हिदायत नहीं कर सकता, उसका 
जवाब यह है कि उस मालिक में सब ताकत मौजूद है 
और बिना नर रूप धारन करने के कई तरह से हर एक 
के अंदर में उपदेश कर सकता है, लेकिन जीवों को 
ऐसे उपदेश से शुरू में यानी जब तक कि उनको 
किसी ऊँचे दरजे की समझ बूझ हासिल न होवे और 
प्रीति और प्रतीत और शौक उनके दिल में गहरा पैदा 
न होवे, कुछ फायदा नही हो सकता है और न भूल 
और भर्म कतई दूर हो सकते हैं और न मन और इद्रियों 
के भोगो की तरफ से सच्चा और सहज बैराग हासिल 
हो सकता है और न ऐसे उपदेश का जब तक कि 
उपदेशक नजर न आवे और उससे सवालात करके 
उस उपदेश का निर्णय न किया जावे यानी जब तक 
भर्म और संशय दूर न होवें, पूरा २ यकीन हो सकता 
हे। 

४ - जीवों की हालत ऐसी है कि अपनी २ अकल 
और समझ के मुवाफिक हर एक नई बात को खोज 
और निर्णय करके समझना चाहता है और जो जो भरम 
और सशय मन में धरे हुए हैं, उनका दूर होना चाहता 
है और जब तक यह बात न होवे, उससे कार्रवाई 
किसी किस्म की दुरुस्ती से बन नहीं सकती और खास 
कर अलर की कार्रवाई में तो जाहिरी और अलरी मदद 
दोनों की निहायत जरूरत है और जब तक उपदेशक 


| २२०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


नजर न आवे तो अनेक तरह के भर्म और खौफ दिल 
में पैदा होकर कार्रवाई में विघ्न डाल कर उसको चलने 
न देंगे। 

५ - तजरुबा और इम्तिहान से मालूम हुआ है कि 
बा-वजूद हासिल करने भेद के पूरे गुरू से और मालूम 
होने बहुत से हालात और अंतर की कार्रवाई के, फिर 
भी अभ्यासी जीव अंतर के बचन और नई कैफियत 
जब २ उनको सुनाई और नज़राई देवे, ज्यों का त्यों 
नही समझ सकते और अक्सर बेजा सशय और भरम 
चित्त मे उठा कर उसके फायदे और बडाई का तमीज 
नहीं कर सकते। फिर जब कि उनको अतर के हालात 
और मुकामात और केफियतों से बिल्कुल बे-खबरी 
होगी, तब किस तरह मालिक की दया की, जो वह 
अलर में किसी जीव पर करे या कोई तमाशा कुदरत 
का दिखलावे, कैसे समझ और परख आ सकती है ? 


६ - जीवों की ताकत और लियाकत इस लोक में 
इस किस्म की रक्री गई है कि वह दूसरे शख्स की 
मदद से जो उनसे ज्यादा ताकत और लियाकत रखता 
होवे, आहिस्ता २ बारम्बार समझाने बुझाने और कार्रवाई 
का नमूना दिखलाने से बढ़ सकती है और सिर्फ एक 
दफे के बचन का असर चाहे जैसा वह बचन जबर 
होवे, कायम नही रह सकता क्योंकि मन और इच्द्रियाँ 
जो कि काम करने के औजार हैं, हर रोज़ किसी कदर 
बदलते रहते हैं और इसी सबब से भूल भी ज़्यादा है। 
इस वास्ते जब तक कि किसी काम का बराबर सीखना 
और अभ्यास करना जारी नहीं रहेगा और कोई शख्स 
बतौर उस्ताद या गुरु के उस कार्रवाई की निगरानी 


| ३८ ] दूसराभाग [ २२१ | भाग 


और ताकीद नहीं करेगा, तब तक मन और डुच्द्रियाँ 
जिनका खवास आरामतलबी और भोगों में लिपट कर 
और उनका रस लेकर मगन और नि:चित हो रहने का 
है, कभी ऐसे काम कि जिन में इनको मेहनत और 
अपनी आदत से विलक्षण यानी जुदी ओर नई कार्रवाई 
करनी पड़े, दुरुस्ती से अजाम नहीं देंगे। 


७ - दुनिया में जितने काम हैं, कोई मनुष्य बल्कि 
जानवर भी बगेर सिखाये और अपने हम-जिन्सो को वह 
काम करते हुए देखे बगेर, नही सीखते, और न दुरुस्ती 
से उसकी कार्रवाई करते हैं। यहाँ तक कि उठना 
बेठना चलना फिरना खाना पीना कपड़ा पहिरना खाना 
बनाना और इलम और हुनर और कारीगरी और चालाकी 
और बहुत से और काम मामूली या गैर-मासूली बगेर 
सीखने और औरों को वह काम करते हुए देखने के, 
नहीं आते। फिर जब कि दुनिया के काम कि जिन में 
मन और इन्द्रिय अपने पिछले जनमो के स्वभाव के 
मुवाफिक आसानी से लग जाते है, बगेर सिखाने वाले 
और हम-जिन्सो मे बैठ कर उसकी कार्रवाई करने के 
नहीं सीखे जाते हैं, तब मनुष्य लोग परमार्थ की 
कार्रवाई जो कि कठिन है, और उसकी चाल भी उल्टी 
है, किस तरह से अतर में मालिक का बचन एक दफे 
सुन कर सीख सकते हैं और उस बचन को कैसे ज्यों 
का त्यों समझ सकते है ? 

८ - मालिक जब किसी को कोई बात बतावेगा, 
तो यही करेगा कि अतर मे उसको बचन सुनावेगा या 
उसके मन मे प्रेरणा करेगा, पर दोनो हालत में बगैर 
बाहर की मदद के, कोई कार्रवाई उस बचन या प्रेरना 


५ 


| २२२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


के मुवाफिक नही बन सकती है, या यह कि मालिक 
उसको अतर मे सच्चे सतसग ओर पूरे गुरु के सन्मुख 
जाकर उपदेश लेने की हिदायत या प्रेरना करेगा, और 
जब वह यह बचन मानेगा लो उसका अभ्यास करके 
सच्चे उद्धार का रास्ता जारी हो जावेगा और सतगुरु 
की मेहर से एक दिन पूरा काम बन जावेगा। 

९ - जीवो मे बहुत दरजे हैं और हर एक की समझ 
बूझ और लियाकत अपने २ दरजे के मुवाफिक है। 
बाहर के बचन हर एक जीव अपनी २ लियाकत और 
समझ के मुवाफिक समझते हैं और सब की समझ 
एकसाँ नहीं होती, फिर अंतर का बचन जो निहायत 
सूक्ष्म होगा, कैसे सब जीव ज्यो का त्यो समझ सकते 
हैं? हर एक की समझ जुदी २ है ओर हर एक के मन 
और इन्द्रिय की ताकत भी मुवाफिक उनके बर्ताव और 
व्यवहार और स्वभाव यानी रहनी के जुदी २ है, फिर 
सब जीव एकसाँ नहीं हैं और उनकी समझ और रहनी 
भी एकसाँ नहीं है। इस वास्ते वे अतर या बाहर का 
बचन भी एकसाँ नही ग्रहण कर सकते हैं और आपस 
में फर्क ज़रूर रहेगा। फिर मालिक अपने अतरी बचन 
या प्रेरना से हर एक की सम्हाल जेसा कि चाहिये नही 
कर सकला । इस वास्ते सिखाने और समझाने वाले की 
मदद बाहर से हर एक जीव को ज़रूर दरकार है। 

१० - और मालूम होवे कि अतर का बचन सुन कर 
जीवो को कैसे यकीन हो सकता है कि यह मालिक का 
बचन है या उनकी अपने २ मन और बुद्धि की प्रेरना है 
या कोई और रूह मिसल भूल या जिन्न के या कोई 
काल की कला अतर में बोलती है ? इस में अभ्यासियो 
को जिनके सिर पर गुरू मौजूद हैं भरम हो जाता है। 


| ३८] दूसराभाग [ २२३ | भाग 


फिर जिनको गुरू नही मिले, वे कैसे भरम और संशय 
से इस मुआमले में बच कर किसी किस्म की कार्रवाई 
अलरी बचन के मुवाफिक कर सकते हैं या उसको 
जैसा कि चाहिये वेसा समझ सकते हैं ? 

११ - अब मालूम होवे कि जिस कदर कार्रवाई 
दुनिया या परमार्थ की है, वह बिदून मोहब्बत या प्रेम के 
दुरुस्ती से बन नहीं सकती और मोहब्बत या प्रेम जीव 
को किसी मे बगेर देखने या उसकी महिमा सुनने के, 
आ नहीं सकता और जो महिमा सुनकर भी प्रेम आवे 
लो वह बिदून देखने यानी दर्शन के और उस तरफ से 
थोड़ी बहुत मदद मिलने के, बढ़ नहीं सकता, फिर 
मालिक के चरनों का प्रेम किसी के मन में पहिले लो 
महिमा सुन कर आवेगा और फिर वह दर्शन और दया 


पाकर बढ़ेगा, इस वास्ते जो मालिक अतर मे किसी को 
बचन सुनावे या प्रेरना करे, तो वैसा प्रेम जो दर्शन 
पाकर और दया की परख करके आवेगा, पैदा नहीं हो 


सकला । 


१२ - जो करनी बलाई जावे, वह ऐसी कठिन है कि 
बगेर मन और इच्द्रियों के रोकने के, दुरुस्ती से बन 
नहीं सकती और माया के पदार्थ और इन्द्रियों के भोग 
ऐसे ज़बर हैं कि उनसे बिदून बाहरी और अंतरी मदद 
के हटना और उनसे नफरत करना, जीवो की ताकत 
से बाहर है। फिर किसी किस्म की करनी जीवों से 
दुरुस्ती से बन आना ओर दिन २ उसमे तरक्की करना 
किस कदर मुश्किल है ? इसी सबब से जितने उपाय 
और जलन कि पोथियों में लिखे हैं, सब कहने और 
सुनने की बाते रही और करनी किसी से उनके मुवाफिक 


५ 


| २२४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


नहीं बनती और इसी वजह से जीव का सच्चा उद्धार 
दुर्लभ हो गया। 


१३ - इस वास्ते ऐसी हालत और बे-ताकती जीवो 
की देख कर, कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल आप 
सत सतगुरु रूप धारन करके प्रकट हुए ओर जीवों को 
आपने पुत्र की तरह प्यार करके चरनो में खींचा और 
मेहर और दया से अपने चरनों की प्रीति उनके मन में 
बसाई । इस प्रीति का हिरदे मे बसाना, यही दया खास 
है, क्योकि प्रीति से जीव एक दूसरे से मिलते है और 
प्रीति के सबब से एक दूसरे की तरफ खिचता है सो 
जिसके दिल में राधास्वामी दयाल के चरनो में प्रीति 
पैदा हुई, वही उस प्रीति के सबब से भेद रास्ते का 
लेकर उनके चरनो की तरफ खिचता है और चौरासी 
के चक्कर और काल और माया के घेर से निकल कर 
मुक्ति पद को प्राप्त होता है। 


१४ - जाहिर है कि जीवों की प्रीति अनेक पदार्थो 
और भोगों मे और कुटुम्ब परिवार और बिरादरी मे लग 
रही है यानी उनका मन अनेक जगह बँँध रहा है। सो 
उन सब से हटकर पहिले एक जाहिरी स्वरूप मे जब 
तक नहीं ठहरेगा, तब तक उसका सूक्ष्म और अति 
सूक्ष्म और अरूप में लगना मुश्किल और ना-मुमकिन 
है। अब समझना चाहिये कि ऐसा चैतन्य और समर्थ 
जाहिरी स्वरूप, जो कि जीवो के मन को सब तरफ से 
हटा कर अपने में लगावे, कौन है ? वह स्वरूप सच्चे 
और पूरे गुरु का जाहिरी यानी देह रूप है। उन्हीं के 
दर्शन और बचन से कुल्ल मालिक के चरनों मे प्रीति 
जागेगी और महिमा चित्त मे समावेगी ओर सच्चे अनुरागी 
जीवों को उनका जाहिरी स्वरूप और बचन निहाय. 


| १८]. दूसराभाग [ २२५ | भाग 


प्यारे लगेगे और जिस कदर जीवों की प्रीति उनमें 
बढ़ती जावेगी, उसी कदर वह दुनिया से आहिस्ता २ 
न्यारे होते जावेंगे और फिर वही प्रीति गुरु के सूक्ष्म 
और अति सूक्ष्म ओर विदेह रूप में लगती जावेगी और 
जाहिरी स्वरूप से किसी कदर नजर हटती जावेगी। 
इस तौर से अनुरागी जीव भेद रास्ते का और जुगत 
चलने की दरियाफ्त करके राधास्वामी दयाल के चरनो 
की तरफ दिन २ चलता जावेगा और एक दिन घुर पद 
यानी राधास्वामी धाम में पहुँच कर कुल्ल मालिक के 
दर्शन पाकर सच्ची मुक्ति को प्राप्त होगा। 

१५ - बगैर ऊपर की तरकीब के मुवाफिक चलने 
के, कोई जीव धुर पद में नहीं पहुँच सकता, क्योंकि 
चलना और चढ़ना बगैर प्रेम के नहीं बन सकता है। 
इस वास्ते पहिले गुरु के चरन मे प्रीति लगाना ज़रूर 
है और ऐसे चैतन्य पुरुष और समर्थ गुरू, सिवाय 
मालिक के या जिसको कि वह आप अपनी दया से इस 
दरजे पर पहुँचावे, दूसरा नही हो सकता । फिर जाहिर 
है कि जब तक मालिक आप नर रूप धर कर संसार 
मे न आवे, तब तक जीवो के सच्चे उद्धार की कार्रवाई 
जारी नही हो सकती। 


१६ - और मालूम होवे कि कुल्ल मालिक सिवाय 
गुरु स्वरूप के निज रूप से भी जीवों के उद्धार मे 
मदद देता है यानी जो जीव कि गुरू का सतसंग करके 
निर्मल किये गये यानी अन्तर मे रास्ता तै कर के किसी 
ऊँचे दरजे पर पहुँचाये गये, वहाँ उनको ताकत परखने 
कुल्ल मालिक की दया और मदद की हासिल होवेगी 
और वहाँ से धुर मुकाम तक कुल्ल मालिक अपनी मेहर 


2 


| २२६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


से उनको आप मदद देकर यानी गुरु स्वरूप में दर्शन 
देकर पहुँचावेगा | 


१७ - लेकिन जब तक कि जीव नीचे दरजे में माया 
और तमोगुण के घेर में पड़े हुए हैं, उनको कुल्ल 
मालिक की दया की धार नजर नहीं आ सकती है। इस 
वास्ते पहिले उनकी सफाई और किसी दरजे तक 
चढ़ाई बगैर गुरु स्वरूप के उपदेश और मदद के नहीं 
हो सकती है। यानी पहिले उनका भाव और प्यार गुरु 
के देह स्वरूप में लगाया जावेगा और उस प्रीति के 
वसीले से उनके स्थूल और सूक्ष्म बन्धन काटे जावेगे, 
तब अन्तर में वह दरजा हासिल होगा कि जहाँ से 
कुल्ल मालिक के चरनों में सच्ची और गहरी प्रीति 
प्रकट होकर सुरत को निज धाम यानी राधास्वामी के 
चरनों में पहुँचावेगी। 

१८ - ऊपर के लिखे हुए से साफ जाहिर है कि 
मालिक का ससार मे नर रूप धारन करके प्रकट होना, 
वास्ते उद्धार जीवों के यानी खींचने ऊपर की तरफ 
को, नीचे के दरजों मे से, निहायत जरूर है, क्योकि 
उन नीचे दरजों से सुरत का उबार सिवाय कुल्ल 
मालिक के, जब वह आप सतगुरु रूप धारन करके 
ससार में प्रकट होवे या उसकी खास अस के, जिसको 
वह अपनी ताकत देकर ससार मे भेजे, दूसरा कोई 
नहीं कर सकता । 

१९ - यह सतगुरु रूप जीवों को अपने चरनो में 
लगा कर और अपनी प्रीति उन के हिरदे में बसा कर 
दिन दिन ऊपर की तरफ खीचता है। बिना सतगुरु के 
प्रेम प्रीति के कोई जीव नीचे का देश छोड़ कर ऊँचे 


| ३८] दूसराभाग [ २२७ | भाग 


देश में नहीं पहुँच सकता और इस वास्ते कुल्ल मालिक 
का या उसके निज अस का गुरु स्वरूप धारन करके 
ससार में आना निहायत जरूर है और यही उसकी 
खास दया जीवों के उबार के वास्ते है कि उनको प्रेम 
प्रीति यानी भक्ति का दान देकर और सुरत शाब्द 
अभ्यास की, जिस कदर मुनासिब और जरूरी है, 
कमाई करा कर, माया और काल और चौरासी के 
चक्कर से बचा कर, निज धाम में पहुँचा कर, अपने 
निज स्वरूप के दर्शन देता है और जनम मरन की 
फाँसी से अपनी मेहर और दया से छुड़ा लेता है। 


२० - जो जीव कि ज्यादा नीचे दरजे मे पड़े है ओर 
मन और इन्द्रियो के भोगा विलास में अटक रहे हैं, 
उनका उबार भी मज़ूर है, लेकिन उनकी सफाई बगैर 
उनके तन और मन को थोड़ा बहुत कष्ट देने के नही 
हो सकती सो यह कष्ट और कलेश जो उनको वक्त 
मुनासिब पर दिया जाता है, शुरू दरजे की दया है। 
जेसे कि खिलाड़ी और नटखट लड़कों को बाप या 
उस्ताद लताड़ मार कर के सम्हालता है यानी उनका 
चाल चलन अपनी मरजी के मुवाफिक दुरुस्त कर लेता 
है, इसी तरह मालिक नीचे के दरजों के जीवों को 
तकलीफ और तंगी का दण्ड देकर निर्मल कर लेता है, 
तब वे लायक गुरु की सेवा और सतसग के होते हैं 
और फिर गुरु स्वरूप की मेहर और मदद से ज़्यादा 
ऊंचे दरजे पर चढ़ाये जाते हैं, जहाँ से कि कुल्ल 
मालिक उनको अपनी अन्तरी मेहर व दया से अभ्यास 
कराके और प्रेम बढ़ा कर अपने महल में बुला लेता है। 
इसी का नाम सच्ची मुक्ति और सच्चा उद्धार है। 


ने नेः नेः नः नः नः 


| २२८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
बचन १९ 
इतसे मोड और उततको जोड़ यानी ससार 
और माया के पदार्थो से चित्त को हटा कर 
राधास्वामी दयाल के चरनों मे यानी स्वरूप 
और शाब्द की धार मे जोड़ना चाहिये 


१ - जो कोई सच्चा कल्यान और उद्धार अपने 
जीव का चाहे, उसका यह काम सिर्फ संत अथवा 
राधास्वामी मत मे शामिल होकर और सुरत शब्द के 
अभ्यास की कमाई करके पूरा पूरा बन सकता है। और 
किसी मत में जो दुनिया में जारी हैं, यह काम जैसा 
चाहिये दुरुस्त नहीं बन सकला । 

२ - कुल्ल मालिक का देश यानी सुरत का भडार 
ऊंचे से ऊँचा है और वहीं से आदि सुरत की धार 
निकली और उतर कर जगह २ ठहर कर और मडल 
बाँध कर रचना करती हुई पिंड में तीसरे तिल के 
मुकाम पर ठहरी और वहीं से पिड की रचना की 
सम्हाल कर रही है और दो घारें दोनों आँखों के तिल 
के मुकाम पर ठहर कर, देह और दुनिया की कार्रवाई 
करती हैं और मुख उनका बाहर की तरफ और पिण्ड 
में नीचे की तरफ है। 

३ - जो घारे कि नीचे की तरफ पिंड मे फेली हैं, 
उनका बंधन देह के अग २ में हो रहा है और जो कि 
बाहर की तरफ जारी है, वह अनेक प्रकार के भोगो 
और पदार्थों में और भी कुटुम्ब परिवार और बिरादरी 


| १९.।] दूसराभाग [ २२९ | भाग 
वगैरा में बँध रही हैं। अपनी धारों की ज़॑जीरों से मन 
और सुरत ससार में बैध कर फँस गये हैं। 


४ - मन अनेक लरगे भोग बिलास और ससार के 
मान बड़ाई की उठाता रहता है और उनके पूरा करने 
के वास्ते अनेक तरह के जतन यानी करम करता है। 

५ - इस कार्रवाई मे जो और जीवों को सुख पहुँचा 
तो उसका फल किसी कदर सुख मिलता है और जो 
जीवों को दुख पहुँचा तो उसकी एवज दुख भोगना 
पड़ता है। खुलासा यह कि करमों के चक्कर से जीव 
कभी बाहर नहीं होता और ऊँच नीच देश और जोनो में 
सदा भरमता रहता है। 


६ - इस चक्कर से जो कि माया के घेर में हर 
वक्त चल रहा है, कोई जीव बाहर नही जा सकता, 
क्योकि देह की आशा और भोगों की इच्छा, उसको 
हमेशा नीचे के देशो में और करम अनुसार जोनों में 
भरमाये रखती है यानी उसके मन और सुरत का रुख 
और झुकाव अपनी चाहो के सबब से सदा नीचे और 
बाहर की तरफ माया के मडल मे रहता है। 


७ - जितने मत कि दुनिया में जारी हैं उन सब में 
जो कुछ कि परमार्थी कार्रवाई अक्सर की जाती है, वह 
सब बाहरमुखी है और जो कुछ किसी मत में अतरी 
अभ्यास जारी है, उसकी कार्रवाई छः: चक्रो के अतरगत 
यानी पिंड की हद के अदर में की जाती है और 
कही २ पिंड के परे ब्रह्माड के नीचे के दरजे तक उस 
कार्रवाई की रसाई बयान की है पर वहाँ के अभ्यास का 
तरीका, मिस्ल प्राण योग वगैरा के ऐसा कठिन और 
खतरनाक है कि किसी जीव से चाहे वह गृहस्थ आश्रम 


| २३० |] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


छोड़ कर विरक्त भी हो जावे, वह अभ्यास दुरुस्ती से 
बनना निहायल मुश्किल बल्कि ना-मुमकिन है। 


८ - इसी सबब से सब जीव बाहरमुखी परमार्थ में 
लग रहे हैं, और जो कि ऐसी कार्रवाई का सिलसिला 
सच्चे मालिक के देश या उसके चरनो की धार से अतर 
में नहीं लगा हुआ है, इस वास्ते वह बाहरमुखी कार्रवाई 
सिर्फ शुभ करम का फल देती है और जनम मरन और 
दुख सुख से छूटना और सच्चे मालिक के चरनों मे 
पहुँच कर अमर और परम आनन्द को प्राप्त होना, 
मुमकिन नहीं है। 

९ - और जो कोई बिल्फरर्ज थोड़ी बहुत अन्तरी 
कार्रवाई करके, पिंड के नाके तक या ब्रह्मांड के नीचे 
के दरजे मे पहुँचे, वह बहुत काल को सुखी हो जावेगा, 
पर जनम मरन से बिलकुल रहित नही होवेगा। इस 
तरह सच्चा उद्धार किसी का न होगा यानी सच्चे 
मालिक का दर्शन किसी को हासिल नहीं हो सकता 
और न उसके देश की जो कि पिंड और ब्रह्मांड के परे 
है और जहाँ माया बिलकुल नहीं है, किसी को खबर 
मिल सकती है। 


१० - ऐसी हालत जगल के जीवों की देख कर 
परम पुरुष पूरन धनी कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल 
संत सतगुरु रूप धार कर इस ससार में प्रकट हुए, 
और जीवो को अति दया कर के सच्चे और पूरे उद्धार 
की सहज जुगत बलाई यानी सुरत शाब्द मारग का 
उपदेश किया, जिसकी कमाई जो सच्चा शौक रखता 
होवे, चाहे मर्द होवे या औरत, जवान होवे या बूढ़ा, 
विद्वान होवे या अनपढ़, आसानी के साथ कर सकता 


2 


| १९]... दूरा भा... [ २३१ | भाग 
है, और रफ्ता २ एक दिन सच्चे ओर कुल्ल मालिक के 
चरनों मे पहुँच कर परम आनद को प्राप्त हो सकता है। 

११ - इस अभ्यास का मतलब यह है कि मन और 
सुरत की धार को, जो नीचे और बाहर की तरफ भोगो 
और माया के अनेक पदार्थों में बह रही है, इधर से हटा 
कर या मोड़ कर, ऊँचे की तरफ को अपने अंतर में 
चलाना चाहिये। 

१२ - कुल्ल मालिक का देश ऊँचे से ऊँचा है और 
उसका भेद और रास्ता और स्थानो का हाल सतों के 
उपदेश से मालूम होगा यानी हर एक स्थान का नाम 
और रूप और आवाज़ वगैरा का भेद संत बताते हैं। सो 
उस उपदेश के मुवाफिक स्वरूप और शब्द के आसरे, 
मन और सुरत को समेट कर निज घट में चढ़ाना 
चाहिये। 


१३ - कुल्ल काम दुनिया के प्रीति और शौक के 
साथ दुरुस्त बनते हैं। इसी तरह जिसके मन में सच्चे 
और कुल्ल मालिक और उसके देश की महिमा सुन 
कर प्रीति और शौक आया, वही अधिकारी सत मत के 
उपदेश का है और उसी के मन और सुरत की धार 
आसानी के साथ अतर में ऊपर की तरफ चढ़ेगी । 


१४ - दुनिया मे जिसका जिससे विशेष प्यार और 
मोहब्बत है वह एक दूसरे से चल कर मिलते हैं। इसी 
तरह जिसका प्यार चरनों में कुल्ल मालिक के आया 
और भेद रास्ते और मज़िलो का और जुगत चलने की 
उसको मालूम हुई, तब शोक और प्रेम के साथ, उसके 
मन और सुरत अपने प्रीतम सच्चे मालिक के दर्शन के 
वास्ते उसी रास्ते पर आहिस्ता २ चलना शुरू करेंगे 


| २३२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


और जिस कदर उनकी चाल चलेगी, उसी कदर 
आनन्द रास्ते मे उनको मिलना शुरू हो जावेगा यानी 
कुछ २ रोशनी या प्रकाश भी नज़र आता जावेगा, और 
आवाज़ भी रसीली सुनने में आवेगी। इस तरह शौक 
और प्यार दिन २ बढ़ता जावेगा ओर उसके साथ चाल 
भी बढ़ती जावेगी । 


१५ - फिर जिस कदर कि अतर में केफियत नजर 
आवेगी और आनन्द मिलेगा, उसी कदर शोक मालिक 
के दर्शनों का बढ़ता जावेगा और उसी कदर मन और 
इन्द्रियाँ इस तरफ यानी दुनिया के भोग बिलासों की 
तरफ से हटती जावेगी और दुनिया और उसका सामान 
फीका लगता जावेगा और दुनियादारों के सग से 
तबीयत में उदासीनता आती जावेगी। इसी का नाम 


ड्धर से मोड़ना और उधर को जोड़ना है। 


१६ - सच्चे शौकीन और दर्दी परमार्थी को इस 
अभ्यास के करने मे जरा भी तकलीफ नही होती बल्कि 
और रस और आनद आता है और कुल्ल मालिक की 
दया भी उसको अतर और बाहर मालूम होने लगती है। 
तब प्रतीत यानी यकीन बढ़ेगा और उसके साथ प्रेम 
प्रीति भी बढ़ेगी और दिन २ तरक्की होती जावेगी और 
इसी तरह एक दिन निज घर में, जो कि अमर और 
अजर और प्रेम और आनन्द का महा भडार है, पहुँच 
कर अपने सच्चे माता पिता राधास्वामी दयाल का 
दर्शन पावेगा और तब बिलास और आनन्द मे मगन 
रहेगा । काल कष्ट और कलेश और जनम मरन वहाँ 
नहीं है, क्योंकि वहाँ माया का नाम निशान भी नहीं है। 


| १९]... दूरा भा... [ २३३ | भाग 

१७ - यह दुनिया और देह दुख सुख और मल मूत्र 
का भाँडा है। यहाँ रह कर कोई परम आनद को जो 
एक रस सदा कायम रहे, प्राप्त नहीं हो सकता। इस 
वास्ते संत फरमाते हैं कि जो कोई दुक्खो से और 
जनम मरन की फासी से बचना चाहे, वह जिस कदर 
जल्दी मुमकिन होवे, उसी कदर संत सतगुरु की दया 
और मेहर लेकर इस पिंड और ससार से न्यारे होने का 
जलन शुरू कर देवे, तो एक दिन कुल्ल मालिक 
राधास्वामी दयाल की दया से पिंड और ब्रह्माण्ड के 
पार सत अथवा दयाल देश में पहुँच जावेगा। 


१८ - जाहिर है कि जिस कदर कार्रवाई स्वार्थ और 
परमार्थ यानी दुनिया और दीन की जो आदमी से बन 
रही है या बन सकती है, वह सब इसकी तवज्जह की 
धार के सबब से बनती है और तवज्जह या चित्त की 
धार में मन और सुरत की धार शामिल है। अब जब 
तक कि आदमी की लवज्जह की धार बाहर की तरफ 
जड़ पदार्थो में जेसे इन्द्रिय भोग वेरा में जारी रहेगी, 
तब तक समझना चाहिये कि चैतन्य धार का खर्च ही 
खर्च है और जड़ पदार्थो के साथ मेल और बधन होता 
है और इस वास्ते उनके भाव और अभाव में (जिस 
कदर आसक्ति होगी) उसी कदर सुख दुख जरूर 
भोगना पड़ेगा । जो तवज्जह दुखदाई पदार्थ की तरफ 
से हटा कर दूसरी तरफ जोड़ दी जावे, तो वह दुख 
बहुत हलका और कम हो जावेगा और जो पूरी २ 
तवज्जह बदल दी जावे तो वह दुख बिल्कुल मालूम 
नहीं पड़ेगा । 


| २३४]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


१९ - राधास्वामी मत के अभ्यास की यही ख़ूबी 
और बड़ाई है कि इस में आदमी की तवज्जह इसके 
सुरत चैतन्य के भण्डार की तरफ सहज मे फेरने की 
तरकीब काम में लाई जाती है। वह चैतन्य भण्डार 
आनन्द और सुख का घर है सो जब तवज्जह उस 
तरफ को पूरी २ आती है, फौरन थोड़ा बहुत सुख और 
आनन्द प्राप्त होता है और दुख और चिन्ता बिसर जाती 


हे। 


२० - जो कोई चिन्ता और तकलीफ या रोग सोग 
की हालत में अपनी तवज्जह पूरी पूरी - (१) बानी के 
पाठ के सुनने में या (२) मुकाम का ख्याल करके नाम 
के सुमिरन और स्वरूप के ध्यान में या (३) शब्द की 
धुन में या (७) संत और साथ की जबानी चर्चा और 


बचन में लावे, तो उसी वक्‍त सत्ो के अभ्यास का 
असर अपने अंतर में मालूम कर सकता है यानी ज़रूर 
उसकी चिता या तकलीफ या बीमारी या रज किसी 
कदर हलके और कम हो जावेंगे और इस तरह पिछले 
कर्मो का भोग बहुत कम व्यापेगा और जो अभ्यास जारी 
रहा, तो दिन दिन पाप कर्म कटते जावेंगे और कुछ 
अर्स में परी सफाई हो जावेगी और आइन्दा को आनन्द 
बढ़ता जावेगा और कुल मालिक राधास्वामी दयाल की 
दया व मेहर की परख आती जावेगी और चरनों में 
प्रीति ओर प्रतीत और अभ्यास की लगन बढ़ती जावेगी । 

२१ - अब गौर करना चाहिये कि सब जीव वास्ते 
प्राप्ति सुख और दूर होने दुक्खों के उमर भर रात दिन 
जतन करते रहते हैं और जो सुख कि हासिल होता है, 
वह लुच्छ और नाशमान है और हरचद कि यहाँ का दुख 


| २] दूसराभाग [ २३५ | भाग 

भी नाशमान है पर बाजे २ दुख ऐसे भारी हैं कि उमर 
भर तकलीफ देते हैं। फिर वास्ते प्राप्ति निर्मल और 
ठहराऊ सुख और आनद के ओर दूर करने या जड़ से 
काट देने तकलीफ और दुक्खो के किस कदर तवज्जह 
हर एक शख्स को चाहे मर्द होवे या औरत, करना 
वाजिब और मुनासिब है ? और इस काम के करने की 
जुगल सिफ राधास्वामी मत में जारी है और वह इस 
कदर सहज है कि जो थोड़ा भी सच्चा शौक होवे, तो 
वह दुरुस्ती से बन पड़ेगी और वह शोक दिन २ बढ़ता 
जावेगा और पूरी करनी करा कर एक दिन अभ्यासी 
को निज घर में पहुँचा कर निःचित कर देगा। 


बचन २० 
मन और सुरत का मुख अंतर में ऊपर 
की तरफ मोड़ने और आहिस्ता २ चढ़ाने में 
हमेशा सुख और आनन्द ज़्यादा से ज़्यादा 
मिलेगा और दुख और तकलीफ और चिन्ता 
दूर और कम होते जावेंगे। इस वास्ते यह 
अभ्यास कुल्ल जीवों को चाहे औरत होवे या 
मर्द, वास्ते अपने असली फायदे के, करना 
लाज़िम और मुनासिब है। 
१ - दुनिया में सब जीव वास्ते प्राप्ति सुख और 
आनन्द के रात दिन मेहनत और कोशिश करते हैं और 
दुक्खों से बचने या उनको दूर करने के वास्ते भी | 


| रस] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


बराबर तदबीर और जतन करते हैं, पर जो सुख कि 
यहाँ प्राप्त होते हैं, वह सब मन और इच्द्रियो के विषय 
हैं यानी मन और इच्द्रियो को उनसे स्वाद और रस 
मिलता है और उसका असर बहुत थोड़ी देर तक 
ठहरता है और फिर जाता रहता है और जो दुख कि 
भारी हैं, जैसे सख्त बीमारी और मौत, उनके दूर करने 
का कोई जलन या तदबीर आदमी के इख्तियार में नही 
है यानी वे ला-इलाज है और सब को चार नाचार सहने 
पड़ते है, बल्कि छोटे दुक्खों को भी कोई शख्स उनके 
मुकर्ररा वक्त से पहिले नही हटा सकता और न कम 
कर सकता है। 


२ - सबब लुच्छ और नाशमान होने दुनिया के 
सुक्खों का यानी इद्रियो के भोगो का यह है कि यह रस 


और स्वाद जड़ पदार्थो के सग से प्राप्त होते हैं और 
जड़ पदार्थो में चैतन्य अंस बहुत कम है और जो कि 
यह बात तहकीक और निर्णय हो चुकी है कि जितने 
सुख और आनन्द और रस और स्वाद हैं, वह सब 
सुरत चैतन्य की धार के वसीले से जो इद्वियो के घाट 
यानी द्वारे पर आकर ठहरती है, हासिल होते हैं। इस 
वास्ते जो धार कि इच्द्रियो के घाट से ऊँचे देश में जारी 
है, उससे सुरत और मन को मिलने से जरूर सुख 
और आनन्द और रस निर्मल और ज्यादा मालूम होवेगा 
और उसी वक्त मे बगेर करने दूसरे जतन के, तकलीफ 
चाहे किसी किस्म की होवे यानी मानसी या देह की, 
कम मालूम पड़ेगी यानी किसी कदर उसको इफाका हो 
जावेगा | 


स् 


| २] दूसराभाग [ २३७ | भाग 


३ - अब गौर करना चाहिये कि जो कोई इस तरह 
का जलन बतावे कि जिससे सुरत और मन और 
इस्त्रियो का रुख ऊँचे देश की तरफ को सहज मे 
उलटला जावे और अतर मे स्वतन्त्र यानी अपने इख्तियार 
से जितनी देर चाहे ऊपर के दरजे का रस और आनन्द 
ले सके तो उस जतन या जुगत को किस कदर 
तवज्जह के साथ हर एक औरत और मर्द को सीखना 
और उसके मुवाफिक कार्रवाई करना लाज़िम और 
सुनासिब है, खास कर जब कि वह जुगल ऐसी है कि 
विशेष रस और आनन्द प्राप्त करावे और भी उसी वक्त 
चिता और तकलीफ को हटा देवे या कम कर देवे यानी 
वह जतन दुहरे फायदे का असर रखता है। 


४ - और वह जतन यह है कि मन और सुरत को 


तवज्जह के साथ ऊंचे देश में सतों के भेद के मुवाफिक 
रूप में जोड़े और शब्द की धुन के साथ जो हर वक्त 
घट २ में हो रही है, लगावे, और उसी धार को पकड़ 
कर ऊपर को चढ़ावे। इस जलन का नाम ध्यान और 
सुरत शाब्द योग है और परम पुरुष राधास्वामी दयाल 
ने उसको इस कदर सहज कर दिया है कि लडका 
जवान बूढ़ा, औरत होवे या मर्द, गृहस्थ होवे या 
विरक्त, पढ़ा लिखा होवे या अनपढ़, हर एक शख्स 
आसानी और आराम के साथ बगेर किसी खतरे के कर 
सकता है और जल्द उसका असर और फायदा अपने 
अंतर में देख सकता है। 

५ - इसी जतन की कार्रवाई करके जीव दरजे- 
ब-दरजे अपने मन और सुरत को घट में चढ़ा कर माया 
के घेर से बाहर जा सकता है और देहियों के बन्धन 


2 


| २३८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


और उनके लाजिमी दुख सुख से सच्चा छुटकारा 
हासिल कर सकता है और फिर वहाँ से आलमे रुहानी 
यानी निर्मल चैतन्य देश में पहुँच कर अपने सच्चे माता 
पिता कुल्ल मालिक सत्तपुरुष राधास्वामी दयाल के 
दर्शन पाकर अमर और अजर हो सकता है। 


६ - यह जतन कोई जादू या मत्र नही है। सिर्फ 
तवज्जह का दरजे-बदरजे और आहिस्ता २ ऊँचे स्थानो 
में जो कि घट २ मे वक्त उतार सुरत के कुदरती रचे 
गये हैं, लगाने और जमाने का काम है। जिस कदर 
जिसकी तवज्जह अंतरी रूप या शाब्द में ठहरेगी, उसी 
कदर उसको रस और आनन्द प्राप्त होगा और दिन २ 
सफाई होती जावेगी ओर दुनिया का मैल और आलायश 
और नापाकी घटती जावेगी यानी संसारी चाहें और 
इंद्रिय भोगों की बासना कम होती जावेगी और रफ्ता २ 
सुरत, मन और इन्द्रियों का सग छोड़ कर और विदेह 
होकर, निर्मल चैतन्य यानी दयाल देश मे चढ़ जावेगी। 
इस मुकाम में पहुँचने पर सच्चा उद्धार और सच्ची 
मुक्ति हासिल होती है यानी जनम मरन से सच्चा 
छुटकारा हो जाता है और अमर और परम आनद की 
प्राप्ति होती है, क्योकि वह देश रूहों का भडार है और 
महा विशेष और निर्मल चैतन्य वहाँ भरपूर है और जो 
कि सुरत चैतन्य है और सत्त और अमर और अजर 
और महा आनन्द स्वरूप है, फिर उस देश के अविनाशी 
सुख और आनन्द का क्या अनुमान किया जावे कि 
उसका अंदाज़ा बिलकुल अक्ल और कयास में नही 
आता है। 


| २० ] दूसराभाग [ २३९ | भाग 


७ - ऊपर के लिखे हुए फायदे की तसदीक और 
जाँच अभ्यासी जीव अपनी इसी जिंदगी में कोई दिन 
के अभ्यास के बाद अच्छी तरह कर सकता है और 
थोड़ा बहुत रस और आनद अभ्यास शुरू करते ही 
मिलने लगता है। इससे ज्यादा क्या सबूत इस जतन 
और अभ्यास की बडाई का दरकार है ? इस वक्त के 
जीवो पर निहायत दरजे की दया कुल्ल मालिक 
राधास्वामी दयाल ने फरमाई है कि ऐसा बढ़के दरजे 
का अभ्यास इस कदर सहज कर दिया है कि हर कोई 
उससे आसानी के साथ फायदा उठा सकता है। 


८ - अब जीवों को निहायत गौर के साथ अपने 
असली नफे और नुकसान का विचार करना जरूर है 
कि जब कि वे इस दुनिया के लुच्छ और नाशमान सुख 


और आराम के लिये ऐसी मेहनत और मशक्कत कर 
रहे हैं कि उमर भर इसी मे खो देते हैं तो फिर वास्ते 
अमर और परम आनन्द के किस कदर तवज्जह और 
कोशिश उनको करना वाजिब है कि जिससे बारम्बार 
जनम धर कर दुख सुख भोगने से हमेशा के वास्ते 
रिहाई हो जानी मुमकिन है। 


९ - जो कोई यह ख्याल करे कि अभ्यासी को इस 
काम के करने मे घरबार या रोजगार छोड़ना पड़ेगा, 
सो इस बात की सत अथवा राधास्वामी मत में कुछ 
जरूरत नहीं है। इस मत में जिस कदर त्याग है, वह 
मन से है, बाहर से गृहस्थी और रोज़गार के छोड़ने की 
जरूरत नहीं पड़ती, यानी जब तक कि अभ्यासी को 
गहरा रस और आनद अतर में ऊँचे दरजे का हासिल 
न होवे, तब तक वह दुनिया की कुल्ल कार्रवाई 


` 


| २४० |] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


मुख्तसर तौर पर यानी संक्षेप करके बराबर किये 
जावेगा और जब इस कदर आनद हासिल होगा कि 
फिर तवज्जह दूसरी तरफ को यानी दुनिया के काम मे 
नहीं कर सकता, तब कुल्ल मालिक सत्तपुरुष 
राधास्वामी दयाल अपनी मेहर और दया से उस अभ्यासी 
के कारोबार का बन्दोबस्त आप कर देंगे कि जिस में 
उसको और उसके कुटुम्बियों को किसी किस्म की 
तकलीफ न होगी। 


१० - ऊपर लिखा गया है कि दुनिया मे बाजे दुख 
बहुत भारी और बाजे रोग ला-इलाज यानी असाघ हैं 
सो उन की तकलीफ भी सुरत शाब्द के अभ्यास से 
बहुत कम और हलकी हो जावेगी यानी जिस कदर कि 
अभ्यासी को ताकत चढ़ाने मन और सुरत की आख के 


मुकाम से ऊँचे की तरफ दिमाग मे अभ्यास के वसीले 
से हासिल होगी, उसी कदर चिन्ता और फिकर और 
दुख और तकलीफ मन और देह की उसको कम 
व्यापेगी | 

१ - देखने में आता है कि तवज्जह के रुख 
बदलने से यानी चित्त के एक तरफ से दूसरी तरफ 
मुख मोड़ने से, आदमी की हालत फौरन बदल सकती 
है। जैसे कोई आदमी किसी फिकर और चिन्ता में बैठा 
हुआ है और उस वक्त उससे कोई अचरजी खबर या 
बात कोई शख्स आकर कहे, तो जितनी देर उस बात 
का जिक्र और निर्णय वगैरा होता रहेगा और उसकी 
तवज्जह उस तरफ लगी रहेगी, तब तक वह चिन्ता या 
फिकर उसको नहीं सतावेगा। ऐसे ही अगर बदन के 
किसी अग में किसी किस्म की तकलीफ है और उस 


| २] दूसराभाग [ २४१ | भाग 


वक्‍त बीमार की लवज्जह किसी खास काम या बाल की 
तरफ लगा दी जावे तो उसको वह तकलीफ जब तक 
कि तवज्जह बटी रहेगी, बहुत कम मालूम होगी । 


१२ - अब मालूम होवे कि राधास्वामी मत में 
अभ्यास मन और सुरत की धार या मुख को, घट में 
ऊँचे की तरफ मोड़ने का कराया जाता है और वह ऊँचे 
का देश दरजे-ब-दरजे विशेष सुख और आनन्द का 
भडार है, और जीव की बैठक से नीचे के देश मे और 
बाहर की तरफ उस कदर सुख और आनन्द नहीं है 
यानी दरजे-ब-दरजे कम होता गया है और दुख और 
तकलीफ का मसाला और सामान उस नीचे के देश में 
बढ़ता गया है, फिर जिस किसी को कि अभ्यास के बल 
से ताकत सुरत और मन के मुख मोड़ने और चढ़ाने की 
हासिल है, वह जब चाहे अपने इस्तियार से ऊँचे देश 
में चढ़ कर विशेष आनंद ले सकता है और दुख और 
तकलीफ के मुकाम से हट सकता है। 

१३ - अब समझना चाहिये कि यह बात किस कदर 
भारी फायदे की है कि एक ही काम करने से एक ही 
वक्त में दुख और तकलीफ और चिन्ता और फिकर 
घट जावे या बिलकुल हट जावे और सुख और आनद 
उसी वक्त ज़्यादा से ज़्यादा मिलता जावे। 

१४ - ऐसी जुगल हर एक को चाहे औरत होवे या 
मर्द, इस दुनिया में जानना बहुत जरूर और मुनासिब 
मालूम होता है क्योंकि इस देश मे दुख और सुख दोनों 
का चक्कर चल रहा है और जीव उनके भोगने में 
लाचार है, फिर जिन जीवों को संतों की जुगल सुरत 
शब्द जोग की मालूम है और वह उसका नित्त अभ्यास 


| २४२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


करते रहते हैं और जिन्होंने घट का भेद और सच्चे 
मालिक का पला और निशान राधास्वामी मत का 
उपदेश लेकर मालूम कर लिया है और उस सच्चे 
मालिक की सच्ची सरन हिरदे से दूढ़ कर ले ली है, 
उनको किस कदर आसानी के साथ मदद हर वक्त 
अपने घट मे कुल्ल मालिक की दया से मिल सकती है, 
और सुख दुख की हालत में किस कदर शान्ति और 
ताकत अपने अंतर में जब चाहे जब हासिल कर सकते 
है। 

१५ - जब कोई सख्त तकलीफ या चिन्ता पैदा 
होती है, उस वक्‍त कोई जीव किसी की मदद नही कर 
सकता और न धन और सम्पत्ति और न हुकूमत कुछ 
काम दे सकती है। ऐसे कष्ट के समय में सिर्फ सच्चा 
मालिक ही अपनी दया से कष्ट निवारण कर सकता 
है। सो उस कुल्ल मालिक का पता और भेद और 
निशान किसी मत में खोल कर नही बयान किया है कि 
जिसको समझ कर जीव दुख की हालत में उस 
मालिक के चरनों में इस तोर से बिनती और प्रार्थना 
करे कि जिसकी खबर चरनो तक पहुँच सके और वहाँ 
से दया आवे और उससे थोड़ी बहुत शान्ति उस वक्त 
हासिल होवे। 


१६ - यह भेद सिर्फ राधास्वामी मत में खोल कर 
समझाया जाता है, बल्कि जीव का इसके पिंड मे बैठक 
के स्थान से कुल्ल मालिक के चरनो तक सूत लगा 
दिया जाता है ओर कुल्ल मालिक के धाम का निशाना 
और वहाँ तक अपने मन और सुरत के पहुँचाने की 
जुगल बतला दी जाती है कि जिससे जब यह चाहे, 


2 


| २] दूसराभाग [६ २४३ | भाग 

उसी वक्‍त अपने मन और सुरत की धार को चरनों से 
जोड़ सकता है बल्कि निज धाम तक कुछ रसाई 
हासिल कर सकता है और इस कार्रवाई का उसी वक्‍त 
फायदा मालूम कर सकता है यानी किसी कदर ताकत 
और शान्ति और सरूर और आनन्द को प्राप्त हो 
सकता है। यह किस कदर भारी फायदा है कि किसी 
को दुनिया भर में, सिवाय सच्चे और प्रेमी परमार्थी के, 
जो कि राधास्वामी मत के भेद और अभ्यास से वाकिफ 
है और चरन सरन दृढ़ करके उसकी कमाई कर रहा 
है, हासिल नहीं है। 


१७ - अब इस बात को समझ कर जीवो को 
डख्तियार है कि अपने हाल और आइंदा के फायदे के 
वास्ते चाहे राधास्वामी मत के उपदेश को अंगीकार करे 


या नहीं। यह काम जब्र या जबरदस्ती या झूठे लालच 
और आसा से हासिल नहीं हो सकता लेकिन जो कोई 
कि सच्चा परमार्थी है यानी जिसके मन में सच्चे 
मालिक के चरनों में सच्ची प्रीति और प्रतीत है, चाहे 
वह थोड़ी होवे वह इस अभ्यास को आहिस्ता २ करके 
उससे ऊपर का लिखा हुआ फायदा उठा सकेगा और 
कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल की दया को अपने हर 
काम में अंतर और बाहर और परमार्थ और स्वार्थ में 
दिन दिन परखता जावेगा और तब अपने भागों को 
सराह कर राधास्वामी दयाल के चरनो में सच्चा शुकराना 
अदा करके दिन दिन प्रीति और प्रतीत बढ़ाता जावेगा 
और एक दिन निज धाम में पहुँच कर दुख सुख यानी 
माया के देश से न्यारा होकर, हमेशा के वास्ते परम 
आनद को प्राप्त होगा। 


ने नेः नेः नेः नेः नः 


| २४४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
बचन २१ 


वर्णन रोशन और अंधेरी किरनियों का 
जो कि पिंड और ब्रह्माण्ड की रचना में 
चैलन्य और जड़ की प्रकट अस है और 
उपदेश वास्ते पहुँचने निर्मल चैतन्य यानी 
हमेशा के जूरानी देशा में, जहाँ अंधेरा यानी 
काल और माया बिलकुल नहीं है। 


१ - इस रचना में दो पदार्थ हैं एक चैतन्य और 
दूसरा जड़। चैतन्य का जहूरा रोशन किरनियाँ है। जड़ 
का अँधेरी किरनियाँ । 

२ - जो कि यहाँ की रचना स्थूल है और जड़ 
चैतन्य की मिलोनी से हुई है, इस वास्ते यहाँ रोशनी 
और अंधेरा दोनों मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं यानी 
कभी रोशनी होती है और कभी अँधेरा हो जाता है। 


३ - अंधेरा काल स्वरूप है और इसमे हमेशा भूल 
और भरम पैदा होते हैं। इसी सबब से यहाँ परमार्थ की 
निसबल जो कि रोशनी रूप है, भूल और भरम का बहुत 
गलबा रहता है यानी परमार्थी बात जल्दी भूल जाती है 
और परमार्थी कार्रवाई में अनेक तरह के सशय और 
भरम पैदा होते हैं कि जिसके सबब से कोई जीव सच्चे 
मालिक की पहिचान या उसके चरनों में पहुँचने का 
जलन दुरुस्ती के साथ नहीं कर सकता है। 

४ - जिस किसी को भाग से सत सतगुरु का 
सलसग मिल जावे, तो उसके सब सशय और भरम 

दूर होकर सच्चे मालिक के चरनों में सच्ची प्रीति और. 


| ३ ] दूसराभाग [ २४५ | भाग 


प्रतीत पैदा होकर दिन २ बढ़ सकती है और वही प्रीति 
और प्रतीत एक दिन उस अभ्यासी को परम आनद 
देश में सच्चे मालिक के सन्मुख पहुँचा कर हमेशा को 
जनम मरन से रहित कर देगी। 


५ - इस वास्ते हर एक आदमी को औरत होवे या 
मर्द, चाहिये कि अँधेरे और उजेले की मिलौनी के 
स्थान से जहाँ कि भूल और भरम की कसरत है, हट 
कर जिस कदर जल्द मुमकिन होवे, नित्त रोशनी यानी 
महा विशेष चैतन्य के धाम में पहुँचने का जतन, शोक 
और प्रेम के साथ अपने घट मे करे, और जो ऐसा नही 
करेगा, तो वह हमेशा के वास्ते अँधेरे के मुकाम में जहाँ 
रोशनी यानी चैतन्य की धार बहुत कम है, पड़ा रहेगा 
और नीच ऊच जोनो में जनम मरन का कष्ट सहता 
रहेगा और दिन २ ज़्यादा अँधेरे के देश में उसका 
उतार होला जावेगा और अज्ञान यानी नादानी और 
कष्ट और कलेश बढ़ते जावेंगे। 

६ - इस अँधेरे के देश को छोड़ कर ऊपर की 
तरफ यानी जूरानी देश में जाने के वास्ते सिर्फ एक ही 
सच्चा और सहज और कुदरती जतन मुकर्रर है और 
वह यह कि रोशनी की धार को जो कि चैतन्य की धार 
है, पकड़ कर ऊँचे देश की तरफ चलना शुरू करे। वह 
रोशनी और चैतन्य की धार शब्द और रूह यानी जान 
और अमृत की धार है, सो धुन की डोर पकड़ कर जहाँ 
से कि शाब्द या नूर या जान की धार आती है, उलट 
कर अपने घट में चलना और चढ़ना चाहिये। 

७ - जो कोई कहे कि हम रोशनी की धार को 
पकड़ के स्वरूप के आसरे निर्मल चैतन्य देश में पहुँच 


4 


| रअ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


जावेगे, यह बात मुमकिन नही है। इस तरकीब के साथ 
सिर्फ एक दर्जा तै होवेगा, लेकिन जब भारी रोशनी 
नज़र आवेगी, तब उसके मडल से गुजरना मुश्किल या 
ना-मुमकिन हो जावेगा और रोशनी में बहुत दरजे हैं 
यानी माया के घेर में (जिसमे पिंड और ब्रह्माण्ड 
शामिल हैं) ब-सबब मिलौनी माया के, कमी बेशी होती 
चली गई है, सो इन दरजों को तै करके निर्मल चैतन्य 
देश यानी हमेशा के नूरानी स्थान मे पहुँचना, जहाँ 
अंधेरी किरने और माया का ग़ुबार बिलकुल नही है, 
बगेर भेद रास्ता ओर स्थानों के, स्वरूप के, और मदद 
शब्द के अभ्यास के, ना-मुमकिन है। 


८ - निर्मल चैतन्य देश हमेशा जूरानी है। वहाँ 
स्याही यानी अंधेरा अथवा काल और माया का ग़ुबार 


बिलकुल नही है। वह नूर और रोशनी सेत रंग है। उस 
सेल का वर्णन कुछ नहीं हो सकता है और न इस 
लफ्ज के कहने से किसी की समझ मे उस सेत की 
कैफियत आ सकती है। 


९ - महा निर्मल चैतन्य देशा में रग रूप और रेखा 
नहीं है। सिर्फ नूर ही नूर है। और सत्तलोक से नीचे के 
देश में नूर थोड़ी बहुत स्याही यानी अंधेरी किरनों से 
मिला हुआ है। 

१० - जितने रंग है, सब ब्रह्माण्ड और पिंड देश 
यानी दूसरे और तीसरे दरजे में रचना के हैं और यह 
चैतन्य और माया यानी नूरानी और अंधेरी किरनो की 
मिलोनी से जाहिर हुए। पहिले लाल रंग और फिर 
पीला रग और फिर नीला यानी श्याम रग और यही रंग 
तीनों गुन सलोगुन रजोगुन और तमोगुन के हैं। और 


| ३ ] दूसरा भा. [ २४७ | भाग 


बाकी के रग इन तीनो की कमी ओर बेशी और मिलोनी 
से जाहिर हुए। इस देश में जो सेल रंग है, वह किसी 
कदर निर्मल है, पर थोड़ी सी श्याम किरनियाँ उसमें भी 
मिली हुई हैं और सब रंग इसी से प्रकट हुए। 


११ - रोशनी यानी नूर का इस कदर तेज है कि 
इसके आसरे चलना और चढ़ना मुशकिल है और 
अजान अभ्यासी को इसके दरजे और कैफियत की 
पहिचान करना भी मुमकिन नहीं है, लेकिन शाब्द की 
धार को पकड़ के सहज २ अभ्यासी चल सकता है और 
रोशनी के मैदानो और स्थानों को पार कर सकता है। 


१२ - अब ख्याल करो कि अँधेरा यानी श्याम रग 
और श्याम किरनें काल और माया का जहूरा हैं, सो 
जहाँ लक कि अभ्यासी को अँधेरा ओर उजाला मिले या 


जहाँ तक कि श्याम रग या अंधेरा थोड़ा या बहुत नज़र 
आवे, वहाँ न ठहरे और अपना अभ्यास जारी रखकर 
ऊँचे देश की तरफ अपनी चाल शब्द और स्वरूप के 
आसरे जारी रखे। यह स्वरूप हर एक स्थान पर सुरत 
के उतार के वक्‍त कुदरती रचा गया है और जब तक 
कि उस मडल की रचना कायम है, बराबर कायम 
रहेगा | 


१३ - पिंड देश यानी तीसरे दरजे मे प्रलय के वक्त 
रचना का अभाव यानी सिमटाव हो जाता है और महा 
प्रलय का असर जो कभी २ होती है, बझ्याण्ड तक 
पहुँचता है। महासुन्न के परे किसी किस्म की प्रलय का 
असर नही पहुँचता यानी उसके ऊपर जो कुछ कि 
रचना है, वह अव्वल दरजे यानी निर्मल चैतन्य देश में 
शामिल है और सदा एक रस कायम रहती है और वही 


| २४८]  प्रेमत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
देश सतो का है, जहाँ काल कलेश और जनम मरन 
नहीं हे। 

१४ - अंधेरे का खवास है कि वह नूरानी किरनो को 
निगल जाता हे। इसी तरह काला कपड़ा या कम्बल 
रोशनी या बिजली की धार को खींचता है यानी अपने 
में जल्द जज्ब कर लेता है या समा लेता है। 


१५ - सुरत चैतन्य नूरानी है और काल अंधेरा रूप 
है। इस वास्ते अपनी हद्द मे यह हमेशा उसको निगलता 
उगलता रहता है। अपना रूप उसको नही बना सकता । 
यानी सुरत का और अंधेरे या काल का जोहर एक नही 
है और न यह दोनों आपस में तद्रूप होकर मिल 
सकते हैं। पर अँधेरा सुरत को अपने पेट में धर लेता 
है। इसी सबब से रचना के तीसरे दरजे में जहाँ काल 


और माया का बहुत जोर है, जनम मरन जल्द होता है 
और जीवों को दुख और क्लेश भी ज़्यादा है, क्योंकि 
अमृत रूपी नूरानी किरनें यहाँ बहुत कम हैं ओर अँधेरी 
यानी जहरीली किरनियाँ बहुत है ओर यह हमेशा नूरानी 
किरनियो का आवरण यानी गिलाफ हो जाती हैं। 


१६ - सहार शक्ति काल का खवास है यानी हर 
एक चीज़ की सूरत को बदल देना या बिगाड़ देना और 
स्वरूप उसका भयानक है। असल में सुरत को काल 
कुछ नुकसान नहीं पहुँचा सकता, पर उसके खोल 
यानी देह को खा जाता है, क्योंकि वह उसी मसाले का 
बना हुआ है। इस सबब से सुरत हमेशा काल से डरती 
रहती है और यह आम बात है कि अँधेरे में सब को डर 
लगता है। इस सबब से जब तक कि सुरत अँधेरे के 
स्थान से यानी काल की हद्द से बाहर न होगी और 
संतों के हमेशा के नूरानी देश में नहीं पहुँचेगी, तब तक | 


| ३ ] दूसराभाग [६ २४९ | भाग 


काल से निर्भय नहीं होगी यानी जनम मरन का खौफ 
काल की हद में बराबर लगा रहेगा। 

१७ - सतो ने और खास कर परम पुरुष 
राधास्वामी दयाल ने मुफस्सिल भेद काल और दयाल 
का मय उसकी हद के बयान किया है। काल की हद्द 
मे जितने स्थान हैं, वे सब प्रलय या महा प्रलय के 
समय जरूर सिमट जावेंगे यानी उनकी रचना का 
अभाव हो जावेगा । इस वास्ते लाजिम हुआ कि काल 
की हहद के पार जरूर जेसे बने तैसे हर एक जीव को 
जाना चाहिये, नहीं तो जनम मरन नहीं छूटेगा और 
नीचे के देश में सुरत सर-गरदाँ और परेशान भरमती 
रहेगी और कहीं विश्राम या सच्चा चैन नहीं मिलेगा । 


१८ - इस वास्ते राधास्वामी दयाल के मत मे 
शामिल होकर भेद काल और दयाल देश का लेकर 
जिस कदर स्थान कि काल देश में हैं, वहाँ से अभ्यास 
करके पार होकर दयाल देश मे पहुँचना और वहाँ 
राधास्वामी धाम में विश्राम करना चाहिये, तब कारज 
पूरा बनेगा यानी तब सच्चा उद्धार और सच्ची मुक्ति 
हासिल होगी । 


शब्द १२, बचन ४&१, सार बचन छद बद 


निरखो री कोई उठ कर पिछली रतियाँ।। टेक ।। 
माया छलन तरंग मन रोकन, घट में केवल खिलतियाँ।।१।। 
अर्थ - पिछली चार घड़ी पहिले सूरज के निकलने 
से, सुबह तक, रात के वक्त, अभ्यास करने से माया 
को छलने और मन की लरग रोकने की किसी कदर 
ताकत आवेगी और घट मे कॅवल का भी दर्शन होगा। | 


| २५०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


सीतल सागर मीन मरम जस, न्हावत मल मल गतिया ।।२।। 
अर्थ - तब सुरत मछली की तरह सीतल सागर मे 
स्नान करके सफाई हासिल करेगी । 


सिला उठाय कॅवल दल फोड़त, तोड़त द्वार सुनत जहाँ बतियॉँ।।३।। 

अर्थ - पहिले परदे को उठा कर और श्याम केवल 
का दल फोड़ कर यानी तीसरे तिल के अदर सुरत ने 
धस कर शब्द की आवाज़ सुनी। 


चमक जोत धारा धुन झकियाँ, मन माया कूटत जहाँ छतियाँ । ।४।। 

अर्थ - जोत की चमक और वहाँ की धुन की धार 
मालूम हुई और मन और माया वहाँ पर छाती कूटने 
लगे कि यह अभ्यासी सुरत हमारी हहद से निकल गई। 


हरख हरख धावत पद उत्तम, तम ससार सकल बिनसतियाँ । ।५।। 
अर्थ - और खुश होकर सुरत वहाँ से आगे को 
बढ़ती चली और संसार यानी त्रिलोकी की माया का 
अंधेरा दूर हुआ। 
मौज निहार पुरुष घर पावत, धावत सुरत निरतियाँ।।६।। 
अर्थ - राधास्वामी दयाल की मौज के अनुसार 
सुरत और निरत सत्तलोक की तरफ को दौड़ने लगी । 
पीवत अमी झकोल केवल पद, केल करत सत मतिया ।।७।। 
अर्थ - सुरत ऊपर को चढ़ कर और दसवे द्वार में 
अमी का रस लेती हुई और वहाँ से आगे बढ़कर सत्त 
शब्द के साथ बिलास करती हुई चलती है। 
को कह सके नाम की महिमा, सत बतावत जो गति पतियाँ।।८।। 
अर्थ - संतों के नाम की महिमा कोई नहीं कर 
सकता है। वे आपही उसकी गत और पत वर्णन करते 


2 


| २ ] दूसराभाग [ २५१ | भाग 


राधास्वामी कहत सुनाई, मूल मिलो चढ़ हटियाँ।।९।। 
अर्थ - राधास्वामी दयाल समझा कर फरमाते है कि 
मूल पद से मिलना चाहिये, रास्ते के मुकामात तै 
करके । 


बचन २२ 


चैतन्य को विशेष चैतन्य और महा चैतन्य 
से मेल करना चाहिये, न कि 
सामान्य चैतन्य और जड़ से 
कड़ी नम्बर ४, शाब्द नम्बर १०, बचन 


नम्बर १४ पोथी सार बचन छद बद 
“लु चेतन यह जड़ सब मिथ्या क्यो कर मेल सिलानी” 


१ - इस लोक की रचना में मनुष्य सब मे श्रेष्ठ 
और विशेष चैतन्य है और हरचद थोड़े फायदे या कुछ 
काम लेने के लिये अपने से कम चैतन्य वालों से 
व्यवहार या बर्ताव करता है, पर चाह उसकी हमेशा 
यही रहती है कि अपने से बढ़ कर या बराबर वालों से 
व्यवहार और बर्ताव करे, बल्कि जो कोई सब से बढ़ 
कर है, उससे मिलने और बर्ताव करने की चाह सब के 
मन में बहुत जबर बनी रहती है। 

२ - कुल्ल मनुष्य अपने से कम के साथ मिलना 
और बर्ताव करना, सिर्फ कोई काम लेने या कुछ धन 
| और पदार्थ के फायदे के लिये करते हैं, जैसे चोपायो | 


| २५२] प्रेमपत्रराधरवामी.. [बचन | पत्र राधास्वामी 


के साथ दूध पीने और सवारी लेने या बोझा लादने या 
और कोई मेहनत और मशक्कत का काम लेने की 
नजर से बर्तावा किया जाता है और इसी तरह परिन्दो 
को उनकी खूबसूरती देखने या खुश आवाज सुनने या 
और कोई किस्म का खेल या उनकी आपस में लडाई 
का तमाशा देखने के लिये पालते हैं और ऐसे ही कीड़े 
मकोडे वगैरा भी वास्ते तमाशा दिखाने या उनकी 
खूबसूरती देखने और दिखाने की नजर से पकड़ कर 
रक्खे जाते हैं और फल और फूल वाले और उम्दा 
लकड़ी के दरख्तों की परवरिश और निगहबानी फल 
खाने और खुशबू लेने और ख़ूब-सूरती देखने और 
लकड़ी काम में लाने के लिये की जाती है और अनेक 
जड़ पदार्थो की और उनके खानों की निगहबानी और 
हिफाजत यानी रक्षा, उनकी पैदावार को अपने काम में 
लाने और बेच कर उससे धन पैदा करने की नज़र से 
की जाती है। 


३ - खुलासा यह है कि जितने चैतन्य यानी 
जानदारों और जड़ पदार्थो से जिनका जिक्र ऊपर 
लिखा गया, जो कोई मनुष्य मेल करता है, वह सिफ 
कुछ काम लेने या धन पैदा करने के निमित्त है और 
जितना जिससे फायदा होता है, उसी कदर उसके 
पालन या निगहदाश्त मे तवज्जह और धन खर्च करता 
है, इससे ज्यादा मेल करने की ख्वाहिश या और किसी 
किस्म की आसा उन जानवरों या जड़ पदार्थो से नहीं 
रखता | 


४ - लेकिन जो कोई आदमी कोई खास गुन या 
जौहर रखता है या किसी गुन में सबसे ज़बर है या 


| २ ] दूसराभाग [६ २५३ | भाग 


विशेष धनवान या हकूमलवान या अमीर या राजा है, या 
विशेष ख़ूबसूरत है, तो उसके देखने और उससे मिलने 
की चाह सब मनुष्यो के दिलों में पैदा होती है और ऐसों 
से मिलकर निहायत ख़ुशी दिल में पैदा होती है और 
अपनी ख़ुश-नसीबी समझी जाती है और खास कर 
राजों और अमीरों से मिल कर अपने लई बड़ा आदमी 
ख्याल करते हैं ओर इस मेल के हासिल करने के वास्ते 
तन मन धन उमंग के साथ खर्च करते हैं। 


५ - जो कुछ कि ऊपर लिखा गया है, यह सब 
दुनियावी कार्रवाई में दाखिल हे और जो कुछ कि इस 
में फायदा या ख़ुशी हासिल होती है, वह भी दुनियावी 
है और मालूम होवे कि दुनिया के जितने फायदे या 
ख़ुशी के काम हैं, वे सब परमार्थ के मुकाबले मे लुच्छ 


और नाशामान हैं। 


६ - परमार्थी लाभ यानी फायदा और परमार्थी 
ख़ुशी का इस कदर भारी दरजा है कि जिस किसी को 
यह सच्चा २ और पूरा हासिल होवे, तो फिर उसको 
किसी चीज़ की चाह बाकी नही रहेगी और सब रस 
और ख़ुशी और सुख दुनिया के उसकी नज़र में फीके 
मालूम होंगे और वह मर्तबा और दरजा सच्चे और पूरे 
परमाथी को हासिल होता है कि जिसकी बराबरी कुल्ल 
रचना में कोई नहीं कर सकता यानी न तो इस लोक 
के भोग बिलास और पदार्थ और राज और हकूमल 
वगैरा सच्चे परमार्थी को लुभा सकते हैं और न ऊँचे 
लोकों के भोग और राज उसकी लवज्जह को अपनी 
तरफ खींच सकते हैं। 


| २५४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


७ - सच्चा और पूरा परमार्थी नाम सच्चे ओर कुल्ल 
मालिक के आशिक यानी भक्त का है, सो उसकी नज़र 
मे सिवाय अपने प्रीतम कुल्ल मालिक के दूसरा नही 
ठहर सकला । वह भक्त अपने माशूक सच्चे मालिक के 
सिवाय दूसरे से मिलना या प्रीति भाव का बर्ताव करना 
भी नहीं चाहता, क्योंकि इस लायक उसकी नजर में 
सिवाय सच्चे गुरू के जिनकी मेहर और मदद से अपने 
प्रीलम का भेद और निशान और उससे मिलने का 
रास्ता और तरीका मालूम हुआ है, और कोई नही 
मालूम होता। इस वास्ते उसकी प्रीति पहिले सलगुरु में 
और फिर सच्चे मालिक में जो सतगुरु का निज रूप 
है, कायम होती है और दिन २ बढ़ती जाती है, जब 
तक कि निज धाम मे पहुँच कर सच्चे मालिक का दर्शन 
न पावे और वहाँ पहुँच कर परम आनद को प्राप्त होता 
है और जहाँ किसी किस्म का कष्ट और क्लेश और 
दुख और धन्धा और चिता और फिकर का नाम और 
निशान भी नहीं है, ऐसा भारी फल सच्चे परमार्थी को 
सच्चे परमार्थ की कमाई से मिलता है। 

८ - अब ख्याल करो कि दुनिया में कोई मनुष्य 
किसी से नही मिलता है, जब तक कि थोड़ा बहुत 
अपना फायदा और काम निकलता न देखे और न 
अपना लन मन धन वहाँ खर्च करता है, तो फिर किस 
कदर अचरज और अफसोस की बात है कि परमार्थ के 
हासिल करने के वास्ते जीव जड़ पदार्थो के सन्मुख 
दीन होवें या वहाँ तन मन धन लगावे, जेसे धातु या 
पाषाण की बनी हुई मूर्ति या पिछले महात्माओं के 
किसी निशान या पोथी और ग्रन्थ या मकान या दरिया 
 वगैरा की यात्रा और पूजा करना या कोई दरख्त या. 


| २ ] दूसराभाग [ २५५ | भाग 


किसी और जानदार को (जो कि मनुष्य से बहुत नीचे 
दरजे पर हैं) परमाथी फायदा उठाने की नज़र से बड़ा 
मान कर उसकी पूजा या यात्रा करना। 

९ - जब कि कुल्ल दुनिया मे लोग अपने से बड़े 
के मिलने की चाह रखते है और उसके लिये मेहनत 
और जतन बल्कि रुपये खर्च करते है, फिर परमार्थ में 
कुल्ल मालिक से मिलने और उसको प्रसन्न करने की 
चाह ज़बर मन में होनी चाहिये। किस तरह लोग जड़ 
यानी बेजान चीज़ों या जानवरों की पूजा करना पसंद 
करते हैं कि जहाँ से कोई किस्म का जवाब रज़ामन्दी 
या गैर रज़ामन्दी का नहीं मिल सकता है और न किसी 
तरह की हिदायत या उपदेश निसबल कार्रवाई के होना 
मुमकिन है ? 


१० - यह चाल आम तौर पर सब कौमों और 
मुल्कों में जारी है और कोई भी इस चाल को ना-पसंद 
नहीं करता या यह कि उसको ना-मुनासिब नहीं कहता, 
बल्कि और उसके जारी रहने में मदद देते हैं। 


११ - इससे मालूम होता है कि आम तौर पर जीवो 
के दिल में सच्चे और कुल्ल मालिक के मिलने की 
सच्ची चाह नही है और जो कुछ कि लोग कार्रवाई 
करते नज़र आते है, वह या तो पैरवी खानदानी रसम 
की है या यह कि ऐसा खौफ दिल में पैदा हुआ है कि 
पुरानी रसम के मोक़्फ करने में दुनियावी नुकसान या 
किसी तरह का हर्ज न हो जावे। 

१२ - बल्कि बहुत सी कोमो और मुलको में ऐसा 
ख्याल जम गया है कि सच्चे मालिक को कोई जान 
और पहिचान नहीं सकला और न उसके चरनों तक 


| २५६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


किसी की पहुँच हो सकती है। इस वास्ते सब की 
तवज्जह का झुकाव कर्म और धर्म की तरफ या जीवो 
के उपकार के कामों मे हो गया है और मालिक का 
खोज और उसके मिलने के रास्ते की तलाश किसी 
कदर बद हो गई। 

१३ - और जो किसी कौम में भेद और मुकाम 
मालिक का जाहिर किया है तो उसके मिलने का रास्ता 
और जुगल ऐसी कठिन और खतरनाक बयान की है 
कि जिसकी कार्रवाई गृहस्थियो से ना-मुमकिन और 
विरक्तो से निहायत मुशकिल नजर आती है, जेसे प्राणो 
का रोकना और चढ़ाना वगेरा। इस सबब से भी आम 
तौर पर खोज और तलाश सच्चे मालिक और उसके 
मिलने के तरीके का बद हो गया। 


१४ - इस वास्ते बजाय सच्चे मालिक के औतारों 
और महात्माओ और पेगम्बरों और वलियो के, निशान 
और मकान और लसवीरो और नकल वगेरा की पूजा 
सब देशों में जारी हो गई, और आम लोग उतनी ही 
ज़ाहिरी कार्रवाई करके तृप्त हो गये। 


१५ - पर जो कोई कि सच्चा खोजी है और दर्द 
परमार्थ का यानी शोक मिलने अपने मालिक का मन मे 
रखता है और इस दुनिया के हाल और चाल को देख 
कर चित्त उसका उदास हुआ है, वह कभी इस किस्म 
की पूजाओ में जिनका जिक्र ऊपर लिखा गया, राजी 
नही होगा और जो कुछ कि कार्रवाई परमार्थ की 
उसको करनी मंजूर होगी वह चैतन्य पुरुष की जो 
परमार्थ मे अपने से बढ़कर होगा, करेगा और वहाँ से 
उपदेश और हिदायत लेता हुआ अपना काम बनावेगा 


2 


| २ ] दूसराभाग [ २५७ | भाग 


यानी रास्ता तै करके एक दिन सच्चे मालिक के दरबार 
में पहुँच कर अपना जनम सुफल करेगा। 

१६ - जो इस किस्म के सच्चे परमार्थी जीव हैं, 
उन्ही के वास्ते यह बचन कहा गया है ओर जो कि भूल 
या भर्म या अनजानता के सबब से आम लोगों के साथ 
परमाथी कार्रवाई में शामिल हो गये है, पर जिनके मन 
में सच्चा दर्द है, वे भी सच्चे अधिकारी हैं, वह इस 
बचन को सुन कर गफलत की नीद से जाग उठेंगे और 
सच्चे परमार्थ का तरीका और चाल दरियाफ्त करके, 
उसके मुवाफिक कार्रवाई शुरू करेंगे। इन्ही जीवों से 
यह कहा जाता है कि अपने से बढ़ कर चैतन्य पुरुष 
ढूँडो और वह चैतन्य पुरुष वक्त के सच्चे गुरु हैं। 
उनका सतसंग करके महा चैतन्य पुरुष का जो कि 
कुल्ल मालिक है, पता और भेद लेकर उसकी प्राप्ति 
का जतन शुरू कर दो और कुल्ल मालिक और सतगुरु 
की मेहर और दया को अपने अन्तर और बाहर परखे 
हुए और प्रीति और प्रतीत चरनों मे बढ़ाते हुए रास्ता तै 
करते जाओ, रफ्ता २ एक दिन काम पूरा बन जावेगा। 


१७ - और उन्हीं सच्चे परमार्थी जीवों को यह 
समझाया जाता है कि लुम चैतन्य हो और महा चैतन्य 
पुरुष अविनाशी की अस हो यानी उसका और तुम्हारा 
जौहर एक ही है और माया के रचे हुए भोग और पदार्थ 
जिनका रस इच्द्रियो के वसीले से लेते हो, सब जड़ हैं 
और नाशमान, फिर तुम्हारा उनसे असली मेल नही है। 
इस वास्ते उनमें अपना बर्तावा होशियारी के साथ 
रक्खो। 


| २५८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


१८ - उन भोगों से देह और इन्द्रिय और किसी 
कदर मन को अहार यानी ताकत मिलती है, पर सुरत 
यानी रूह को उनसे कुछ मदद या फायदा हासिल नहीं 
होता, बल्कि जो कोई ज़्यादातर बर्ताव इन भोगों मे 
करेगा, तो उसकी सुरत और मन शिथिल और गदले 
हो जावेंगे यानी उनकी सफाई में बहुत खलल पड़ 
जावेगा और सुस्ती और तमोगुण यानी माया का नशा 
दिन दिन बढ़ता जावेगा और नतीजा उसका यह होगा 
कि वह शख्स नीचे के दरजे की रचना मे गिरता 
जावेगा । 


१९ - इस वास्ते कुल्ल मालिक दयाल और सत 
सतगुरु अपने सच्चे परमाथी जीवों को यानी प्रेमी जन 
और भक्तों को होशियार करते हैं कि लुम चैतन्य हो 


और महा चैतन्य कुल्ल मालिक की अस हो, सो तुमको 
चाहिये कि अपने माता पिता महा चेतन्य से नाता जोड़ो 
और गहरा मेल पैदा करो, यहाँ तक कि उसके धाम 
यानी निर्मल चैतन्य और निर्माया देश में पहुँच कर, 
उसके दर्शनों का बिलास और आनद हासिल करो। 


२० - और जड़ पदार्थो यानी माया रचित भोगों से 
दिन २ अपनी तवज्जह हटाते जाओ और सिर्फ जरूरत 
मात्र उनमे बर्ताव रक्खो यानी इस कदर कि जिसमे 
औसत दरजे पर देह का गुजारा हो जावे और 
फजूलियो को जिस कदर बन सके, कम और दूर 
करते जाओ | 

२१ - सिवाय सच्चे परमार्थी जीवो के बाकी कुल्ल 
जीवो को जो थोड़ा बहुत भी सोच और विचार करके 
अपने नफे और नुकसान की कार्रवाई की जाँच कर 


| २ ] दूसराभाग [ २५९ | भाग 
सकते हैं, कहा जाता है कि जब कि लुम सब कामों में 
अपना नफा और फायदा सरीह देख कर कार्रवाई करते 
हो और हमेशा अपने से बढ़कर बल्कि सबसे बढ़कर 
लोगों से मेल और बर्ताव करना चाहते हो, तो फिर 
परमाथी कामों मे क्यो ऐसी बे-परवाही और ढीलम ढाल 
के तौर पर कार्रवाई करते हो कि जरा भी अपना नफा, 
हाल या आइदा का, नहीं देखते और अन्धाधूनध नादानो 
के साथ शामिल होकर अपना लन मन धन फिजूल 
और बे-फायदा खर्च करते हो। 

२२ - तुम को मुनासिब है कि ऐसे का सग करो कि 
जिस के दर्शन और बचन से तुम्हारे मन और बुद्धि 
साफ होवें और हिरदे की आँख दिन २ खुलती जावे कि 
जिससे असली हाल और कैफियत इस दुनिया की और 
भी बडाई और भारी नफा सच्चे परमार्थ का नजर में 
आता जावे और सत्य वस्तु को ग्रहण करते जाओ और 
धोखे देने वाले और नाशमान पदार्थो से हटते जाओ कि 
जिससे अखीर वक्‍त पर पछताना न पडे, क्योकि उस 
वक्‍त का अफसोस कुछ फायदा न देगा। जो कुछ बने 
इसी जिंदगी में बनाओ, बल्कि जवानी के वक्त से 
कार्रवाई सच्चे परमार्थ की शुरू कर दो और बुढ़ापे के 
वक्त इसी ज़िदगी मे उसका फल थोड़ा बहुत देख लो, 
जिससे अपने मरने के पीछे के फायदे का हाल जीते 
जी मालूम हो जावे और संदेह बाकी न रहे। 


२३ - यह बचन संत सतगुरु दया करके सुनाते हैं। 
जिनका जल्द उद्धार होने वाला है, वे इसको शौक 
और ख़ुशी के साथ मानेंगे, और जिनका अभी चक्कर 
जनम मरन का बाकी है, वे नहीं मानेंगे, पर उनके 


| २६०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


हिरदे में भी बीजा सच्चे परमार्थ का पड़ जावेगा और 
आइंदा किसी वक्‍त पर शाख और बर्ग यानी डाल पत्ते 
पैदा करके रफ्ता २ फूल और फल देगा यानी वे जीव 
भी एक दिन संतों के परमार्थ के भागी हो जावेंगे। 


बचन २३ 
ध्यान मे आसानी अभ्यास की और भजन 
मे किसी कदर कठिनता का वर्णन 


१ - अकसर अभ्यासी लोग शिकायत इस बात की 
करते हैं कि भजन में मन कम लगता है और गुनावन 
और ख्यालात तरह २ के बहुत उठा करते हैं। सबब 
इसका यह है कि मन अभी जैसा चाहिये साफ नही 
हुआ है यानी उसमे दुनिया की ख्वाहिशे अनेक तरह के 
भोगों की घरी हुई है। जब भजन में बैठ कर तवज्जह 
शाब्द की धार की तरफ, जो ऊपर से नीचे को उतरती 
है, की जाती है, उस वक्‍त जो ख्यालात या चाहे जबर 
हैं, उन्ही की गुनावन पैदा होती है, और उस गुनावन 
के साथ सुरत की धार, बजाय आवाज़ को पकड़ के 
ऊपर की तरफ चढ़ने के, जबर तरंग के साथ नीचे को 
उत्तर आती है और उस ख्याल मे इस कदर लिपट 
जाती है कि अभ्यासी को अकसर खबर भी नहीं रहती 
कि मैं क्या कर रहा हूँ। 

२ - इलाज उसका यह है कि सतस चेत कर करे 
और बचनो को विचार कर सोचे और समझे और मन 


| ३२३] दूसराभाग [ रक | भाग 


में से फिजूल ख्वाहिशे भोग बिलास की घटाता और 
हटाता जावे और सत्तपुरुष राधास्वामी दयाल के चरनों 
की प्रीति और प्रतीत दिन २ बढ़ाता जावे। जिस कदर 
शौक तरक्की अभ्यास और प्राप्ति दर्शन का बढ़ता 
जावेगा और ससार और भोगो की लरफ से लबीयल 
किसी कदर हटली जावेगी, उसी कदर सफाई मन 
और सुरत की होती जावेगी और जब वक्त अभ्यास के 
माया ओर काल, मन और सुरत को अपनी तरफ भोगो 
का ललचाव देकर ख्ींचेगे, लो निर्मल मन और निर्मल 
सुरत उस वक्त होशियार होकर, भोगों की तरंग और 
रव्यालो को हटा कर ब-दस्तूर अपनी लवज्जह शब्द की 
धुन में रख कर चढ़ते रहेंगे। 


३ - जो कि ऐसी सफाई के हासिल होने के लिये 


यानी मन से ख्वाहिश भोगों की घटने या दूर होने के 
वास्ते, निरंतर यानी बराबर अभ्यास शोक के साथ कुछ 
अर्से तक करना ज़रूर है और फिर भी कोई न कोई 
इच्द्रिय या पाँचों में से कोई न कोई दूत थोड़ा बहुत 
जबर बना रहता है और जोर उसका आहिस्ता २ बहुत 
देर मे घटता है। इस वास्ते मुनासिब और बेहतर मालूम 
होता है कि अभ्यासी ऐसी हालत में कि जब भजन के 
वक्त तरंगें काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार वगैरा, 
या किसी इन्द्रिय के विषय की ज़बर उठती होवे, तब 
अभ्यासी ध्यान पर ज़्यादा जोर देवे यानी उसको ज्यादा 
आर्से तक करे और भजन थोड़ी देर करे यानी जिस 
कदर थोड़ी बहुत सफाई के साथ बन पड़े, उतना ही 
करे और बाकी वक्त अपने अभ्यास का सुमिरन और 
ध्यान में लगावे । 


| रक्ष] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 

४ - भजन के अभ्यास में मन और सुरत को शब्द 
की धार के आसरे, जो ऊपर से नीचे को आती है, 
चढ़ाना पडता है और इस सबब से जब कोई तरंग 
उठती है, और उसका रुख नीचे की तरफ को है, तो 
शब्द की धार ज़बर तरंग के साथ, मन और सुरत को 
नीचे की तरफ रूजू होने में मदद देती है और इस 
सबब से अभ्यासी को अपनी सम्हाल रखना कठिन हो 
जाता है। 


५ - लेकिन ध्यान के अभ्यास में जिस कदर कि 
शौक और प्रेम है, उस मुवाफिक मन और सुरत की 
धार हिरदे के मुकाम से उठकर, अपने प्रीतम से मिलने 
या उसका दर्शन करने या उसके चरनों को स्पर्श करने 
के लिये, ऊपर को उस मुकाम की तरफ जहाँ कि 
ध्यान जमाया गया है, चढ़ती है। इस हालत मे दूसरी 
किस्म की तरंग का पेदा होना और नीचे की तरफ को 
उसका झुकाव बन नही सकता, जब तक कि अभ्यासी 
आप ही ध्यान को छोड़ कर दूसरा ख्याल न उठावे, 
और जो ऐसा करेगा तो उसका ध्यान और शोक प्रीतम 
से मिलने का गलत हो जावेगा। 


६ - खुलासा यह कि भजन के समय जो कोई 
जबर ख्वाहिश मन में धरी हुई है, उसको शब्द की 
धार जगा देती है और ध्यान के समय शौक और प्रेम 
की धार, जो अभ्यासी के हिरदे से उठती है, वह और 
ख्वाहिशो की तरंग को नहीं उठने देती यानी दबाये 
और सुलाये रखती है और जिस कदर कि प्रेम ज़्यादा 
होगा, उसी कदर और तरंगे जईफ और कमजोर होती 
जावेगी । इस सबब से ध्यान में अभ्यासी को आसानी से 


2 


| ३३] दूसराभाग [ रक्ष | भाग 


कार्रवाई करने का मोका मिलता है और भजन मे बगेर 
तीव्र यानी जबर बेराग के भोगो की जबर ख्वाहिश का 
रोकना और हटाना मुशकिल हो जाता है। 


७ - मतलब यह है कि ध्यान में अभ्यासी जिस 
कदर कि प्रेम और शौक उसके दिल में है, उसी से 
थोड़ी बहुत कार्रवाई, बगैर मुकाबला विरोधी ख्वाहिशों 
के, कर सकता है और भजन में विरोधी ख्वाहिशें जल्द 
जाग उठती है और ताकत पैदा करके अभ्यासी के मन 
और सुरत की धार को जल्द नीचे की तरफ गिरा देती 
है। 

८ - सबब इसका यह है कि शब्द ज्यादा सफाई 
चाहता है और जब तक कि अभ्यासी के मन और सुरत 
में, भोगों की चाह की मलीनता धरी हुई है, वह उसको 
फौरन प्रकट करके मन और सुरत की मलीन धार को 
नीचे गिरा देता है यानी अपने सन्मुख से हटा देता है। 

९ - और ध्यान में इस कदर फायदा है कि शौक 
और प्रेम की धार, जो अभ्यासी के हिरदे से उठ कर 
ऊपर को रवाँ होती है, वह अभ्यासी के मन और सुरत 
की धार को जो प्रेम की धार के सग चलती है, निर्मल 
और साफ करती हुई ऊपर की तरफ को खींचती है 
और स्वरूप उस प्रेम की धार को ताकत देता है और 
मिलने के शौक को बढ़ाता जाता है और जिस कदर 
कि वह प्रेम और शोक की धार ऊपर को चढ़ती जाती 
है, उसी कदर ऊँचे देश का रस और आनन्द मिलता 
जाता है और शान्ति और शीतलता आती जाती है कि 
जिसके सबब से मलीन ख्वाहिशे कमजोर होती जाती 
हैं और अभ्यास दिन २ बढ़ता जाता है यानी एक धाम 


भ 


| रक्षः] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


से दूसरे और दूसरे से तीसरे और इसी तरह सत्तलोक 
तक ध्यान के वसीले से अभ्यासी अपनी सुरत की धार 
को गौन अंग करके पहुँचा सकता है। 


१० - हरचन्द कि ध्यान मे किसी कदर आसानी है, 
पर जो शोक चढ़ाई का और स्वरूप मे थोड़ा बहुत प्रेम 
नही है या सुरत और मन किसी कदर ऊंचे चढ़ कर 
रस और आनन्द नहीं लेते, तो इस अभ्यास में भी 
गुनावन और ख्यालात तरह २ के उठते हैं और जब 
तक कि अभ्यासी के चित्त में किसी कदर सच्चा बैराग 
दुनिया की तरफ से और सच्चा अनुराग सत्तपुरुष 
राधास्वामी दयाल और सतगुरु के चरनो में न होगा, 
तब तक उसके सुरत और मन गुनावन और ख्यालात 
के सग लिपट कर नीचे उतर आवेगे और ध्यान दुरुस्त 
नहीं बनेगा और न कुछ रस और आनन्द आवेगा। इस 
वास्ते हर हालत में थोड़ा बहुत बैराग भोगों से और 
अनुराग चरनों मे ज़रूर दरकार है, तब अभ्यास दुरुस्त 
बन पड़ेगा और कुछ आनन्द भी प्राप्त होगा और तब 
आहिस्ता २ तरक्की भी होती जावेगी और यह बैराग 
और अनुराग सतगुरु या साध के सग से आवेगा और 
साध से मुराद सच्चे और प्रेमी अभ्यासी से है। 


११ - ध्यान में इस कदर आसानी है कि यह 
अभ्यास स्वरूप के आसरे किया जाता है और स्वरूप 
में प्रेम जल्द आ सकता है, चाहे वह स्वरूप मुकामी है 
या गुरु का और जाहिर है कि जिस स्वरूप या जिस 
चीज में प्यार होता है, तो उसकी तरफ मन और सुरत 
की धार जल्द उठ कर रवा होती है और भजन में शब्द 


| ३३] दूसराभाग [ २६५ | भाग 


की धार को पकड़ के शब्दी की तरफ चलना बगैर 
सफाई और गहरे प्रेम के मुश्किल है। 

१२ - अंतरी यानी मुकामी स्वरूप का जब कभी 
मौज से अभ्यास के वक्त दर्शन हो जाता है, तो फिर 
चाहे वह रोज़ प्रकट न होवे, उसका ख्याल करके थोड़ा 
बहुत प्यार हिरदे में पैदा हो सकता है और गुरु स्वरूप 
का तो साक्षात दर्शन बाहर होता है, तो जो कोई 
उसका तसव्वुर यानी ध्यान अतर में करे और वह 
कभी २ प्रकट हो जावे तो उस में विशेष प्यार जल्द आ 
सकता है और जब कभी प्रकट न होवे तो उसका 
ख्याल करने से भी (अगर मन में सच्चा प्यार और भाव 
है) किसी कदर प्रेम हिरदे में पैदा हो सकता है। और 
मालूम होवे कि जो स्वरूप गुरू का अंतर में प्रकट होता 
है, वह हाड़ मॉस का नही है, बल्कि ऐन चैतन्य है, 
क्योकि चैतन्य मंडल मे अंतरजामी पुरुष अपने प्रेमी 
और भक्त जन के निमित्त गुरु स्वरूप का आकार 
धारन करता है और वह चैलन्य आकारी स्वरूप बराबर 
अभ्यासी के सग अगुवे के तौर पर मदद देता जावेगा 
और जिस कदर कि अभ्यासी ऊंचे मुकाम पर ध्यान 
करेगा, उसी कदर वह स्वरूप भी ऊचे देश में ज्यादा 
निर्मल यानी सूक्ष्म और लतीफ और ज्यादा जूरानी होता 
जावेगा । 


१३ - खुलासा यह कि गुरू का आकारी स्वरूप 
अभ्यासी के सग बराबर सत्तलोक तक रहेगा और रास्ते 
मे मन और सुरत के सिमटाव और चढ़ाई में बराबर 
मदद देता जावेगा। 


| २६६ |] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


१४ - यह गुरू स्वरूप चेतन्य और अविनाशी और 
देखने मे आकार सहित, पर असल में निराकार है और 
जो अभ्यासी सेवक का गुरू स्वरूप मे सच्चा प्यार और 
भाव है, तो यह स्वरूप हमेशा उसके सग रहेगा और 
जाहिर है कि इस स्वरूप के सामने कोई विघ्न मन 
और माया का ठहर नहीं सकता, बल्कि जब तक कि 
अभ्यासी के मन और सुरत इस स्वरूप के ध्यान या 
ख्याल में लगे रहेंगे, तब लक दूसरा ख्याल और किसी 
किस्म का पैदा नहीं हो सकता । इस तौर से माया और 
मन और काल और कर्म के विघ्न ध्यानी अभ्यासी से 
दूर रहते हैं। 


१५ - जो सच्चा परमार्थी है, वह जिस वक्त कि 
सलसग में गुरू के सन्मुख जाता है, फौरन उसकी 
हालत बदल जाती है यानी दर्शन करते ही प्रेम हिरदे 
मे उमॉगता है ओर दुनिया के ख्याल उसी वक्त दूर हट 
जाते हैं और जिस कदर देर तक कि गुरू के सन्मुख 
हाजिरी रहती है, मन और सुरत दर्शन और बचन मे 
सिमट कर लगे रहते हैं और अंतर में आहिस्ता २ 
उनका खिचाव ऊँची तरफ को होता रहता है। फिर जब 
ऐसा अभ्यासी अपने अतर में ध्यान या भजन के समय 
गुरु स्वरूप का ध्यान या ख्याल करेगा, तब वही हालत 
उसकी जो बाहर गुरू के सन्मुख होती है, अंतर में हो 
जावेगी यानी प्रेम उमेंगेगा और ससारी ख्याल और चाहे 
दूर हो जावेगी । फिर ऐसी हालत मे ध्यान का रस और 
आनन्द निर्विघ्न मिलेगा और शब्द भी जो कि अतर में 
हर वक्त मौजूद है, आसानी से प्रकट होकर गुजारने 
लगेगा और उस वक्त अभ्यासी को इख्ितियार होगा कि 
चाहे धुन मे लग जावे या स्वरूप का रस लेवे या दोनों. 


| ३३ ] दूसराभाग [ २६७ | भाग 


कामो यानी भजन और ध्यान को मिला कर उनका रस 
लेवे। 


१६ - सतो ने और राधास्वामी दयाल ने खास कर, 
अपनी बानी मे प्रेम पर ज्यादा जोर दिया है। मतलब 
उसका यह है कि प्रेम की मदद से काम जल्द और 
आसानी से बन सकता है और निरे बेराग से इस कदर 
फायदा हासिल नहीं हो सकता और न निरी समझ बूझ 
मत की ऐसा फायदा दे सकती है। 


१७ - कुल्ल काम दुनिया के शौक और मुहब्बत से 
चल रहे हैं और जहाँ किसी का शौक और प्यार नहीं 
है, वहाँ उससे कुछ कार्रवाई नहीं हो सकती। इस 
वास्ते सब जीवों को चाहिये कि सच्चे और पूरे परमार्थ 
के हासिल करने के लिये, सच्चे मालिक के चरनो मे 
सच्चा प्रेम लावे, और जो कि कुल्ल मालिक अरूप है, 
और किसी को दर्शन उसका पहिले हो नहीं सकता, 
इस सबब से उसमे प्रेम करना मुश्किल है, लेकिन जो 
कोई पहिले गुरु स्वरूप मे प्यार लावे ओर फिर गुरू के 
निज स्वरूप से मिलने का जतन करना शुरू करे, तो 
उसका प्यार अरूप पद में आहिस्ता २ पैदा होता और 
बढ़ता जावेगा और सच्चे गुरू, उपदेश के वक्‍त उस 
निज रूप का भेद देंगे, जो कि अकह और अपार और 
रूप रग रेखा से न्यारा है और उनका और सेवक का 
और कुल्ल रचना का वही निज रूप है, तब इस तौर 
पर भेद को समझ कर और रास्ते की मज़िले और ठेके 
दरियाफ्त करके अभ्यासी चलना शुरू करेगा और जो 
प्रेम उसे गुरु स्वरूप मे आया है, वही उलट कर उनके 


| २६८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


निज स्वरूप मे लगता और बढ़ता जावेगा और इस 
तरह एक दिन कारज उसका पूरा बन जावेगा। 

१८ - कुल्ल मतों में जो कि दुनिया में जारी हैं, यही 
कसर नजर आती है कि या तो नकली और जड़ रूप 
मे मिस्ल मूरल और तसवीर और निशान और ग्रन्थ 
वगैरा के अटक गये और असल का खोज न किया 
और या अरूप का थोड़ा बहुत भेद सुन कर ओर बुद्धि 
से समझ कर और आप को वही लक्ष स्वरूप मान कर 
तृप्त हो गये और उस अरूप के देश की ख़बर और 
मिलने की जुगल न पाकर इस माया देश के सामान्य 
चैतन्य को व्यापक ठहरा कर उसके साथ एकला कर 
बैठे और इस तरह दोनों गिरोह ने भारी धोखा खाया कि 
न इधर के हुए न उधर के, यानी सच्चे मालिक का 
पला और भेद न पाकर उससे मिलने का जतन न 
करके परम और अमर आनन्द को प्राप्त न न हुए और 
इस दुनिया में भी अपनी मनमुखी करतूत के सबब से 
सुख और चैन न पाया, यानी चौरासी की भरमना न 
मिटी। 


१९ - यह लोग गुरू की महिमा ज़बानी करते हैं 
और पुराने आचार्य्यो ने अपने ग्रन्थों मे साफ २ और 
खोल कर ज़ोर के साथ लिखी है, पर यह लोग ब-सबब 
न मिलने सच्चे गुरू के, उस महिमा के मुवाफिक 
कार्रवाई नहीं करते और इसी सबब से प्रेम से खाली 
फिरते हैं और सिद्धान्त पद की पहुँच और प्राप्ति नहीं 
होती। 


२० - इखलाक और धर्म और परोपकार और सच 
बोलने वगेरा की चाहे जिस कदर बड़ाई बयान की 


| ३२३] दूसराभाग [ २६९ | भाग 


जावे, पर उसके मुवाफिक बर्ताव करना और रहनी 
रहना, बगेर अलरमुख अभ्यास के कि जिससे मन और 
सुरत इन्द्रियो के घाट से हट कर प्रेम और ज्ञान के 
स्थान पर अतर में पहुँचे, किसी सूरत और किसी 
शख्स से ज्यों का त्यों मुमकिन नहीं है। एक वक्त में 
चाहे जेसा त्याग और बैराग कोई दिखला देवे, पर वह 
हालत जब तक कि अतर में घाट नहीं बदलेगा, कभी 
एक रस कायम नही रह सकती । इस वास्ते बजाय 
धरम और इखलाक और पर-उपकार वगेरा पर ज़ोर 
देने के मुनासिब है कि वह जतन किया जावे कि 
जिससे मालिक के चरनों में प्रेम पैदा होवे और उससे 
मिलने की चाह, निर्माया देश में, कुल्ल रचना के परे, 
प्रकट होकर, उसके मुवाफिक कार्रवाई शुरू की जावे, 
तो आहिस्ता २ यह गुन भी यानी धरम और इखलाक 
वगैरा ऐसे अभ्यासी में आप ही आप बरतने लगेंगे और 
प्रेम जो कि कुल्ल रचना की जान है और महा निर्मल 
देश में जिसका असली बासा है, प्रकट होकर कुल्ल 
सफाई कर देगा और सब विकारों को हटा देगा और 
ऐसा प्रेमी निज देश में जो कुल्ल मालिक का धाम है, 
बासा पाकर परम आनन्द को प्राप्त होगा। 


२१ - इस बचन से ऐसा नहीं समझना चाहिये कि 
भजन करना मनै है, या ओछा काम है, बल्कि उस को 
दुरुस्ती से करने के वास्ते मन में सफाई और प्रेम पैदा 
करना चाहिये। इस कदर समझ इस बचन से लेनी 
चाहिये कि जब कभी भजन में नापाक गुनावन और बुरे 
ख्याल या अपवित्र और पाप की भरी हुई तरगे बारम्बार 
उठें तो ऐसी हालत में भजन कम कर देना चाहिये और 
बजाय उसके ध्यान का अभ्यास ज़्यादा करना चाहिये. 


| २७०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


और सत सग्रह भाग पहिले मे से काम क्रोध और मन 
माया और साध और मृतक का अग पढ़ कर और 
उसके मतलब को विचार कर अपने मन को धिक्कार 
देकर समझाना चाहिये कि आइन्दा अपवित्र और 
ना-मुनासिब तरंगें न उठावे, और राधास्वामी दयाल 
और सतगुरु की अप्रसन्नता और पाप कर्मो के दुखदाई 
फल का डर दिला कर, मन को होशियार और सफाई 
की तरफ रुजू करना चाहिये। जब मन सफाई और प्रेम 
के साथ कार्रवाई करने लगे, लब भजन का वक्त जिस 
कदर मुनासिब हो बढ़ा दिया जावे, नही तो ध्यान का 
अभ्यास ब-दस्तूर ज़्यादा किया जावे और उसके बाद 
थोड़ी देर के वास्ते भजन का अभ्यास भी जारी रहे। 


२२ - जिस किसी की ऐसी हालत हे कि जब भजन 


में बैठे लब ही नाकिस और ना-मुनासिब तरगे उसके 
मन में प्रकट होकर उसके भजन को खराब करती हैं 
और शाब्द का रस नही लेने देती और वह शख्स उन 
तर॑गो को अपने बल से नहीं रोक सकता या विषयों के 
ख्याल के आधीन होकर उन तरंगों को रोकना नहीं 
चाहता, तो उसको चाहिये कि भजन बिलकुल मोकूफ 
कर दे या सिफ दस मिनट करे और मन और माया 
और काम क्रोध वगेरा के अंगों का पाठ समझ २ कर 
संत संग्रह भाग पहिले में से रोजमर्रा करे, और भी शब्द 
इक्मनामे को “चेतो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूं ”, रोज़ 
दो मर्तबा पढ़े, ओर सिर्फ सुमिरन और ध्यान करता रहे 
और जब तक कि इस अभ्यास से मन और सुरत 
उसके किसी कदर निर्मल और साफ न होवे, तब तक 
शब्द का अभ्यास यानी भजन मुल्तवी रखे, और ससार 
में और परमार्थ मे बहुत होशियारी और डर के साथ. 


| २४ ] दूसराभाग [ २७१ | भाग 


बर्ताव करे कि जिसमे पाप कर्म उससे न बने और न 
उनके ख्याल अतर में उठे, नही तो भारी हर्ज उसके 
परमार्थ की कमाई में होगा। 


बचन २७ 


वर्णन निर्मल ओर कपट या 
लपेट की भक्ति का 


१ - निर्मल भक्ति उस सच्चे प्रेम को कहते हैं, जो 
सच्चे मालिक के चरनों में, उसके दर्शनों की प्राप्ति के 
निमित्त, सच्चे दर्दी परमार्थी के मन में पैदा होवे और 
सतगुरु और साध यानी प्रेमी जन का संग करके 


दिन २ बढ़ता जावे। 


२ - कपट और लपेट की भक्ति उसको कहते हैं कि 
जो किसी दुनिया के मतलब के हासिल होने के निमित्त 
या सिद्धि और शक्ति की प्राप्ति की आस धर कर या 
किसी के दबाव से या किसी की नाराजगी या किसी 
किस्म के नुकसान के डर से या किसी की खातिरदारी 
और ख़ुशामद या उसको अपनी तरफ मुतवज्जह करने 
की गरज से सत सतगुरु या मालिक के चरनों में की 
जावे। ऐसी भक्ति जब कोई मललब पूरा हो जावेगा या 
जब कि दबाव और डर नहीं रहेगा, तब घट जावेगी, 
या बिलकुल जाती रहेगी। 

३ - निर्मल भक्ति चाहे थोड़ी हो या कच्ची हो, वह 
सतगुरु और प्रेमी जन के सतसग और अंतर अभ्यास 
की मदद से दिन २ बढ़ती और पकती जावेगी और 


| २७२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


सच्चे मालिक और सतगुरु की दया उस भक्त पर 
दिन २ विशेष होती जावेगी और उसका असर अंतर 
और बाहर वह सच्चा भक्त देखता जावेगा यानी अभ्यास 
मे रस और आनद और परचे मिलते जावेगे और अतर 
और बाहर रक्षा और सम्हाल होती हुई उसको मालूम 
होती जावेगी | 


४ - कपट और लपेट की भक्ति करने वाला अतर 
अभ्यास बहुत कम करेगा, लेकिन बाहर की कार्रवाई में 
बड़े शोक और जोश के साथ शामिल होवेगा और अपने 
मतलब के थोड़ा बहुत हासिल हो जाने को ही दया 
समझ कर, आइन्दा को कार्रवाई ढीली या बद कर 
देगा। 


५ - संतों के सलसग मे सिर्फ कुल्ल मालिक 


सत्तपुरुष राधास्वामी दयाल की महिमा और उनके 
दर्शन और धाम की प्राप्ति के निमित्त जो जलन कि 
मुकर्रर किया गया है, उसी का वर्णन किया जाता है 
और उस सतसग की रक्षा कुल्ल मालिक आप करते 
हैं। इस सबब से जो जीव कि सच्ची और निर्मल भक्ति 
करते हैं, उनको मदद और तरक्की दिन २ मिलती 
जाती है और जो कि कपट और लपेट की भक्ति करते 
है, उनको सलसग में बराबर ठहराने की मौज नही 
होती है, क्योकि सतसंग को गदला करना मज़ूर नही 
है, लेकिन ऐसे जीवों के हिरदे में सच्चे परमार्थ का 
बीजा डालना मजूर है और इस वास्ते जब तक कि वे 
लपेट की भक्ति के आसरे सलसग में शामिल रहे, तब 
तक उनको बचन सुना कर बहुत कुछ गढ़त उनके मन 
और बुद्धि की की जाती है और जो थोड़ा बहुत भी 


2 


| २४ ] दूसराभाग [ २७३ | भाग 


भाग्यवान परमार्थ का है, तो जहाँ तक मुमकिन होता है, 
सत सतगुरु अपनी मेहर और दया से कपट और लपेट 
को हटा कर उसकी भक्ति निर्मल कर देते हैं और फिर 
वह भी सच्चे और निर्मल प्रेमियो मे शामिल होकर अपने 
घट मे अभ्यास का रस और आनन्द लेकर और निर्मल 
परमार्थ की कदर और महिमा जान कर, और अपनी 
पिछली हालत पर शरमा कर और पछता कर सच्ची 
भक्ति में दिल और जान से कदम रखता है और अपने 
सच्चे मालिक और सतगुरु को रिझाने और अपने ऊपर 
मुतवज्जह करने का शोक दिन २ उसके दिल में बढ़ता 
जाता है। 


६ - इस वास्ते भक्तों की चार किस्म मुकर्रर करी 
हैं- पहिला गुरुमुख कि जिसको सतगुरु की किसी 


कदर पहिचान और परख आई, और तन मन धन से 
पूरी भक्ति कर रहा है, दूसरा खोजी परमार्थी कि जो 
सच्ची और निर्मल चाह परमार्थ की लेकर सतगुरु के 
चरनो मे आया और सलसग करके दिन २ अपनी समझ 
बूझ और प्रेम और अभ्यास को बढ़ाता जाता है, तीसरा 
आरथी जो कोई तकलीफ या बीमारी या किसी किस्म 
के दुख और कलेश से निहायत दुखी होकर चरनों में 
आया और वास्ते दूर होने दुख के दया मागता है और 
हित चित से सलगुरु का दर्शन करता है और बचन 
सुनता है और जब मौज से उसकी तकलीफ या रोग 
दूर हो गया, लब परमार्थ की महिमा समझ कर निर्मल 
भक्ति करने लगा और फिर वह भी सच्चे परमार्थियो के 
गोल में दाखिल हो गया और चोथा स्वार्थी जो कि 
दुनिया के कोई मतलब या काम बनाने के इरादे से 


2 


| २७४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


संतों के सतसंग में आया और होशियारी से बचन 
सुनता रहा ओर सच्चे भक्तो के साथ भक्ति के सर्व अगो 
मे शोक के साथ बर्ताव करता रहा और जब मेहर और 
दया से वह काम उसका थोड़ा बहुत बन गया, तब 
उमग के साथ सच्चा और निर्मल परमार्थ कमाने लगा 
और दुनिया के मतलब और कामों को लुच्छ और ओछा 
देख कर अपनी पिछली सकाम भक्ति की हालत पर 
अफसोस करके आइंदा को निर्मल भक्ति करने लगा 
और सच्चे प्रेमी और भक्तो के गोल में दाखिल हो गया। 


७ - आरथी और स्वार्थी जीवों को भक्तो की जैल 
मे इस सबब से दाखिल किया कि इन मे से बाजे 
सच्ची और निर्मल भक्ति में शामिल हो जाते हैं और 
बहुतेरे अपनी आसा पूरन होने पर सतसंग छोड़ कर 


चले जाते हैं। जो सतसंग से अलेहदा हो गये, उन के 
भी बीजा पड जाता है और कुछ अर्से बाद इसी जनम 
मे उनको सच्चा परमार्थी बना कर सलसग में मिला 
देता है और नहीं तो दूसरे जनम में जरूर सच्चे 
परमार्थी बन कर और सतगुरु के सतसंग में शामिल 
होकर कमाई करेंगे। 

च; - जीवों को मुनासिब है कि अपने मन की हालत 
दरियाफ्त करके जहाँ तक मुमकिन होवे, सच्ची और 
निर्मल भक्ति कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल और संत 
सतगुरु के चरनों में करें यानी दाता से दाता ही को 
मागे और दात पर सिवाय इस कदर कि जो वास्ते 
औसत दरजे के गुजरान के जरूरी है, ज़्यादा तवज्जह 
न करें, तो मन और सुरत उनके निर्मल होते हुए अतर 
में चरनो की तरफ चलेंगे और एक दिन माया के घेर 


| २४ ] दूसराभाग [ २७५ | भाग 


से निकल कर निर्मल चैतन्य यानी निर्माया पद में पहुँच 
कर परम आनद को प्राप्त होंगे और जो आसा सिर्फ 
दात की रही और वह दाल माया के पदार्थ हैं और 
हमेशा कायम नही रह सकते, तो जो थोड़ी बहुत दात 
मिली भी तो वह ठहराऊ न होगी और न उसका भोग 
सदा एक रस प्राप्त होगा और आखिर को नतीजा यह 
होगा कि जिस ने दात चाही और दाता का निरादर 
किया, तो उसको न दाता मिला और न दात का 
पूरा २ सुख मिला और लपेट की भक्ति की कमाई मुफ्त 
बरबाद गई । 


९ - अब समझना चाहिये कि जितने भोग मन और 
इन्द्रियो के है, वह सब जड़ और नाशमान हैं और माया 
देश की रचना में शामिल हैं। फिर जो कोई उनकी 


प्राप्ति के लिये जतन करेगा या तरंग उठावेगा, वह भी 
माया देश मे रहेगा। इस सबब से देहियों के दुख सुख 
और जनम मरन की तकलीफ से उसकी रिहाई हरगिज 
नही होगी । इस वास्ते कुल्ल जीवो को मुनासिब और 
लाजिम है कि ससार के भोगो की चाह जरूरत के 
मुवाफिक उठावे और जरूरत के मुवाफिक उनकी 
सम्हाल और रक्षा करें और उनकी असली हालत और 
कैफियत को समझ कर उनमें ऐसा भरोसा और चित्त 
का बंधन पैदा न करें कि जिससे उन्हीं की प्राप्ति के 
निमित्त चाह उठाना और जतन करना फर्ज समझे और 
वही आसा सतसंग में ओर मालिक के चरनों मे हर दम 
पेश करें, क्योंकि जो उनके मन और बुद्धि की ऐसी 
हालत रही, तो उनकी सुरत माया के सग लिपटी रहेगी 
और भूल और भरम दिन २ बढ़ते जावेगे और परमार्थ 
की महिमा और उसकी कदर उनके चित्त में कभी नहीं 


| २७६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
समावेगी और इस में बहुत भारी हर्ज और नुकसान 
उनके परमार्थ का होगा। 

१० - जो जीव कि इस बचन को मान कर उसके 
मुवाफिक कार्रवाई शुरू कर देंगे, तो वे अलबत्ता सच्चे 
परमार्थ की दौलत पावेगे और उन्हीं को सच्चा परमार्थी 
समझना चाहिये। और बाकी के जीव जो जगत की 
आसा नहीं छोड़ना चाहते हैं और ससारी पदार्थो और 
भोगो में आसक्त रहते हैं, उन्ही का नाम दुनियादार है 
और जब तक वे सतो के बचन के मुवाफिक कार्रवाई 
नही करेंगे, तब तक वे मन और माया के जाल में फसे 
रहेंगे और उद्धार नही होगा। 


बचन २५ 

सच्चे परमार्थ की कमाई के वास्ते सच्ची 
और निर्मल चाह और प्यार और खौफ जरूर 
है और जो यह बाते न होगी तो जो कुछ 
कार्रवाई परमार्थ की की जावेगी, वह कर्म मे 
दाखिल होगी, प्रेम और भक्ति की तरक्की 
नही होगी 


१ - दुनिया मे विचित्र रचना हर एक खान की 
यानी किस्म २ के जीव और बनस्पती वगैरा को देख 
कर, सोच और गौर करने वाले मनुष्य को, बहुत भारी 
तमाशा कुल्ल मालिक की कुदरत का नजर आवेगा 
और ऐसे ही आसमानी रचना सूरज और चाँद और 


| २५] दूसराभाग [ २७७ | भाग 

तारागण की और उनका दौरा कि जो सैकड़ों और 
हजारों वर्षो मे खलम होता है और चाल जो कि कायदा 
मुकर्रर पर बराबर बे-शुमार वर्षों से चली आई है और 
जारी रहेगी, देख कर भारी अचरज और रोब और 
दबदबा कुल्ल मालिक की महा बड़ाई और महा कारीगरी 
और महाशक्ति का दिल में पैदा होगा। ऐसी भारी 
कुदरत और ताकत और ऐसे ऊचे दरजे की रोशनी 
नजर आवेगी कि उसको देखकर अकल हैरान होगी 
ओर दृष्टी की ताकत नही कि अदना दरजे के नूर और 
रोशनी को भी बरदाश्त कर सके। ऐसी कैफियत और 
हालत रंग-बरंग रचना की देख कर, दिल बहुत जोश 
और शोक के साथ चाहेगा कि उस कुदरत का तमाशा 
नजदीक से नजदीक पहुँच कर देखे और रात दिन 
उसी की सैर करता रहे और उस सच्चे कुल्ल करतार 
यानी मालिक के सन्मुख पहुँच कर दर्शन का बिलास 
और आनन्द हासिल करे। 


२ - और जब ऐसा सोच और बिचार वाला मनुष्य 
दुनिया के सामान की नाशमानता और दूसरे हाल पर 
नजर करेगा, तो उसका दिल एकाएक खौफ लाकर 
ठंडा होकर भिच जावेगा और यहाँ के सामान और 
कारखाने को दिल लगाने के लायक न देख कर खोज 
और तलाश इस बात की शुरू करेगा कि उस कुल्ल 
मालिक का देश कहाँ है और वह मालिक कैसा है और 
कैसे मिले और जनम मरन और दुख सुख के घेरे से 
निकल कर कैसे पार पहुँचे और अमर और परम 
आनन्द देश को कैसे प्राप्त होवे। 


| २७८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


३ - जब ऐसा शोक देखने सैर मालिक की क़ुदरत 
का और भी उसके दर्शनो का, और ऐसा खौफ इस 
ससार की हालत और कार्रवाई दुख सुख और जनम 
मरन की कैफियत का देख कर मन में पैदा होवे, उस 
को सच्चा खोज और दर्द परमार्थ का कहते हैं। ऐसे 
सच्चे खोजी को अबेर सबेर यानी जल्द या थोडे अर्से 
के बाद जरूर संत सतगुरु जो कुल्ल मालिक और 
उसके भेद से वाकिफ हैं और नित्त उसके धाम में 
जाकर दर्शन का रस और आनन्द लेते हैं, मिलेंगे और 
भेद रास्ते का और जुगल चलने की बता कर अपनी 
मेहर और दया से उसको सब कैफियत कुदरत की 
दिखलाते हुए, एक दिन निज घर मे पहुँचा देंगो। 
जिसके दिल में खौफ और शौक इस किस्म का जैसा 
कि ऊपर ज़िकर हुआ, पैदा हुआ है, वही सच्चा खोज 
सच्चे मालिक का करेगा और कुल्ल मालिक की दया 
और सलगुरु की मदद से रास्ता उसका जारी हो 
जावेगा | 

४ - ऐसे खोजी को जिस वक्त सत सतगुरु भेद के 
बचन सुनावेंगे और जुगल चलने की समझावेंगो, तब 
उस खोजी को जरूर अंतर और बाहर एक किस्म का 
रस और आनन्द प्राप्त होगा और उस रस और आनन्द 
की चाट पाकर दिन २ वही खौफ और शौक बढ़ता 
जावेगा और उस खोजी से कमाई यानी अभ्यास ज्यादा 
कराता जावेगा और थोडे अर्स में वह अभ्यासी अपनी 
हालत अतर और बाहर बदलती हुई देखकर मगन होता 
जावेगा | 


| २५] दूसराभाग [ २७९ | भाग 


५ - जब तक इस किस्म का खौफ और शौक या 
दोनों में से एक, किसी के दिल में पैदा न होगा, तब 
तक उसको सतसग में रस नही आवेगा और न उस 
का मन अभ्यास की तरफ तवज्जह करेगा, बल्कि इस 
ससार को ही अपना देश और देह खाकी को अपना 
स्वरूप समझ कर भोगों में उसका झुकाव रहेगा और 
दुनिया प्यारी लगेगी और इस सबब से देह के 
सम्बन्धी दुख सुख और जनम मरन की तकलीफ 
उसको हमेशा भोगनी पड़ेगी । 

६ - अब समझना चाहिये कि यह ससार और 
उसके सब पदार्थ और भोग और यह देह और इन्द्रियाँ 
वगेरा सब नाशामान है यानी हमेशा इनका रग और रूप 
बदलता रहता है और इसमें दुख और कलेश विशेष 
और सुख थोड़ा है और चाहे किसी राजा और 
महा राजा और सेठ या साहूकार को सर्व भोग और सर्व 
पदार्थ इस ससार में हासिल भी हो जावे, तो भी वक्‍त 
मौत के एक दम जबरदस्ती छोड़ने पड़ेंगे और उस 
वक्‍त भारी दुख उनके वियोग का सहना पड़ेगा और 
आइन्दा कर्मो के मुवाफिक नीच ऊंच जोनों मे भरमना 
और नाकिस करनी का फल भोगना पड़ेगा और वहाँ 
ऐसी हालत में कोई उसका सहाई और मददगार न 
होगा । 

७ - इस वास्ते कुल्ल जीवो को चाहे औरत होवे या 
मर्द, मुनासिब और लाजिम है कि थोड़ा बहुत खौफ 
और शौक, कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल के चरनो 
का, अपने जीव के कल्यान के निमित्त अपने दिल में 
पैदा करें और सत मत के मुवाफिक प्यार और डर के 


| २८०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


साथ थोड़ी बहुत कार्रवाई सुरत और मन को आकाश 
मे ओर उसके परे चढ़ाने की करें। इससे उन जीवो पर 
सच्चे और कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल की दया 
आवेगी और आहिस्ता २ उनके जीव का कारज बनना 
शुरू हो जावेगा और एक दिन धुर धाम में पहुँच कर 
परम आनन्द को प्राप्त हो जायँगे। 

८ - जिस किसी के मन में थोड़ा भी प्रेम और भाव 
सतगुरु और मालिक के चरनों में आवेगा, तो सलगुरु 
और कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल उसको 
आहिस्ता २ अपनी दया से बढ़ाते जावेगे और जब वह 
प्रेम और भक्ति गहरे हो जावेंगे, तब वह जीव विशेष 
दया का अधिकारी हो कर रफ्ता २ एक दिन परम पद 
में पहुँच जावेगा। 

९ - ऐसा प्यार और भाव और खौफ, कुल्ल 
मालिक और सतगुरु और सलसग की महिमा सुन कर 
और उस सतसंग मे शामिल होकर आवेगा, क्योकि 
वहाँ पर हर किस्म के बचन सुनने और समझने मे 
आवेंगे और उनके असर से मन ओर चित्त की मलीनता 
दूर होती जावेगी और घट में सफाई और रोशनी बढ़ती 
जावेगी, और ना मुनासिब जगह या पदार्थो मे उसकी 
प्रीति दिन २ घटती जावेगी । 


१० - जो सच्चा खौफ या सच्चा प्रेम मालिक के 
चरनों में या सतगुरु की तरफ दिल में नहीं पैदा हुआ 
है, तो न सतसग दुरुस्ती से बनेगा और न अभ्यास में 
मन लगेगा और इस वास्ते जो यह करतूत की भी 
जावेगी, लो वह नेम मात्र या दिखलावे के लिये या कोई 
और मललब से की जावेगी और उसमे परमार्थी फायदा 


2 


| २५] दूसराभाग [ २८१ | भाग 


बहुत कम मिलेगा, क्योकि वह करम में दाखिल होगी, 
भक्ति और प्रेम में नहीं शुमार हो सकती है। 


११ - भक्ति और प्रेम अग के साथ जो काम किया 
जावे और उसमे कोई वासना या आसा ससारी मतलब 
की न होवे तो वह करतूत मालिक के दरबार में कबूल 
और मज़ूर होती है और उसके एवज मे दया और मेहर 
आती है कि जो दिन २ प्रेम और भक्ति को बढ़ाती है 
और ससार और उसके पदार्थो की तरफ से सहज मे 
चित्त उदास होता जाता है। 

१२ - लेकिन जो करतूत परमार्थी, ससारी कामना 
लेकर या दिखावे या नेम के तौर पर की जावे, तो उस 
में सुरत और मन शामिल नहीं होंगे या यह कि वह 
करतूत भक्ति अग से खाली होगी और इस वास्ते सिर्फ 
कर्म का फल उसमे मिलेगा | 


१३ - हर एक परमार्थी को मुनासिब है कि अपनी 
चाह और प्यार की जाँच करता रहे कि यह कोई 
संसारी मतलब के सबब से तो पैदा नहीं हुए हैं या 
उसकी वजह से इनमे कमी और ज्यादती तो नही हुई 
हे। 


१४ - जब कभी ऐसा शक गुजरे या थोड़ी बहुत 
मिलौनी मालूम पड़े, तो फौरन अपने मन की सफाई 
करे यानी संसारी अंग को परमार्थ की चाह और प्यार 
से निकाल देवे, नहीं तो उस का परमार्थ गदला रहेगा 
और जैसी चाहिये तरक्की नहीं होगी यानी सच्चे मालिक 
और सतगुरु का खास प्यार और दया उस पर नही 
आवेगी और यह भारी नुकसान की बात है। 


| २८२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


१५ - खौफ चाहे किसी सबब से पैदा हुआ होवे, 
जो वह जीव को परमार्थ की तरफ मुतवज्ज्ह करे, तो 
उस हालत मे जो परमाथी करतूत, जैसे सलसग और 
सेवा और ध्यान और भजन और सुमिरन और पाठ 
वगैरा बन पड़ेगा, वह सब सच्ची भक्ति में दाखिल 
होगा, यानी कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल और 
सतगुरु उस करतूत को सच्ची परमार्थी कार्रवाई मे 
दाखिल फरमा कर उसके एवज में प्रीति और प्रतीत 
की दात बरव्शेंगे और यह दात जीव को सच्चा परमाथी 
बनावेगी और उसकी परमाथी कार्रवाई को दिन २ 
बढ़ावेगी और कुल्ल मालिक और सतगुरु के चरनो मे 
सच्चा प्यार और भाव उसके हिरदे में पैदा कर देगी। 
इस वास्ते जो खौफ कि जीव को परमार्थ में लगावे, 
चाहे वह किसी किस्म का है, हमेशा मुबारक है और 
जिस किसी के दिल में वह पैदा होवे, वही बड़भागी 
जीव है ओर उसी का परमार्थी कारज एक दिन दुरुस्त 
बन जावेगा । 


१६ - यह कड़ी इस जगह मुनासिब और जरूर 
मालूम होती है - 

डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार। 

डरत रहे सो ऊबरे, गाफिल खाई मार।। 


इस कड़ी के अर्थ यह हैं कि डर जिस किसी के 
दिल मे आया, वह करनी का फल देगा यानी जरूर 
जीव से परमार्थी करनी करावेगा और नाकिस कामों से 
बचावेगा। इस वास्ते वह डर ऐन करनी रूप है और 
वही डर गुरु स्वरूप है कि हिरदे में जीव के बैठ कर 
उससे भलाई और बुराई का तमीज कराके, भलाई के 


| २५] दूसराभाग [ २८३ | भाग 

कामो में लगावेगा और कुल्ल मालिक के चरनों मे 
दिलोजान से सेवा करावेगा और दिन २ प्यार और भाव 
पेदा करके बढ़ावेगा और फिर वही डर हिरदे की 
सफाई करता हुआ उसको लोहे से कचन बनावेगा और 
फिर वही डर सार यानी कुल्ल का खुलासा और जौहर 
है। जिसके हिरदे में वह बैठा, उसको सर्व अंग से 
निर्मल करके, जौहर कुल्ल से मिला देगा। 


१७ - जिस किसी के दिल मे ऐसा डर पैदा हुआ, 
वही माया के घेर के पार जावेगा और उसी का सच्चा 
उबार समझना चाहिये कि निर्मल चैतन्य यानी निर्माया 
देश में पहुँच कर, अपने सच्चे माता पिता कुल्ल 
मालिक राधास्वामी दयाल का दर्शन पाकर परम आनद 
को प्राप्त होगा । 


१८ - और जिस किसी के दिल मे किसी किस्म का 
खौफ नही पैदा हुआ, वह बेहोश और गाफिल रहेगा 
यानी जो करतूत कि अपने फायदे के वास्ते उस को 
करना चाहिये, वह नहीं करेगा और इस सबब से 
नुकसान उठावेगा और अपने पाप कर्मो का फल दड 
भोरोगा | 


१९ - खौफ में भी दरजे हैं। पहिले बालकपन में 
माला पिता का डर जीव को फायदे की तरफ मुतवज्जह 
करेगा और नुकसान से बचावेगा। इससे ज्यादा उमर 
में उस्ताद का डर जीव के हक में मुफीद होगा यानी 
उसकी बुद्धि को रोशन करेगा और समझ बूझ और 
नेक और बद की तमीज़ को जगावेगा और जब विद्या 
और बुद्धि हासिल हो गई, तब हाकिम और बिरादरी 
का डर जीव को ससार और व्यवहार में सीधे रास्ते पर 


| २८४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


चलावेगा यानी वाजिबी तोर पर कार्रवाई करना सिखावेगा 
और जब दुनिया का हाल और उसकी ना-पायदारी 
(नाशमानता) और पदार्थो की तुच्छ कैफियत की थोड़ी 
बहुत खबर हुई, तब सतगुरु का उपदेश और खौफ 
जीव को परमार्थ की तरफ लगावेगा ओर ससार में ओर 
भोगों की तरफ से हटाता जावेगा और जब थोड़ा बहुत 
अतरी अभ्यास बन आवेगा तब कुल्ल मालिक का खौफ 
इसकी लवज्जह को चरनों की तरफ खींचेगा और 
ससार और उसके सामान की तरफ से (जो कि एक 
दिन जरूर छोड़ना पड़ेगा) इसके चित्त को उदासीन 
और बे-परवाह कर देगा और तब इस का परमार्थी काम 
सब तरह दुरुस्त हो जावेगा और लब वह कुल्ल से 
सच्चा निडर हो जावेगा। 

२० - जो कोई दरजे बदरजे इन खौफो मे जिन का 
जिक्र ऊपर हुआ, नही बरला और जिस की चाल ढाल 
निडर के तौर पर रही है, वह गुरू और मालिक का भी 
खौफ नहीं मानेगा और इन दोनो जगह निडरताई के 
साथ बर्ताव करने में उस का सरासर नुकसान होगा, 
नहीं तो जिस किसी के दिल मे सच्चा खौफ गुरू और 
मालिक का आया, वह उनकी दया के प्रताप से एक 
दिन तमाम रचना से निडर हो जावेगा। 


२१ - माँ बाप और उस्ताद और हाकिम और 
बिरादरी का डर ससारी है और दुनिया की कार्रवाई 
दुरुस्ती के साथ कराने के वास्ते जरूर दरकार है, 
लेकिन परमार्थ में सिफ गुरू और मालिक का डर 
काफी है। वह सब काम बना देगा ओर उसके मुकाबले 
मे ससारी डर को पेश करना या उसके सबब से 


2 


| २५] दूसराभाग [ २८५ | भाग 


परमार्थी कार्रवाई मे या गुरू और मालिक के हुक्म के 
बर्ताव में कसर करना या उनको छोड़ देना, निहाय 
ना-मुनासिब और ना-दुरुस्त है ओर ऐसे ससारी डर के 
मानने वाले का भारी नुकसान परमार्थ का होता है। 


२२ - इस जगह पर इस कदर बयान करना ज़रूर 
है कि इस बचन में जहाँ कहीं लफ़्ज परमार्थ और गुरू 
का आया है, वहाँ मललब सच्चे और पूरे परमार्थ और 
सच्चे और पूरे गुरू से है और ऐसा परमार्थ और ऐसे 
गुरू सिर्फ सत मत में कि वही कुल्ल रचना मे सत्त मत 
है, मिल सकते हैं। 


बचन २६ 


सलसग अलर और बाहर सम्हाल कर 
करना चाहिये, तब फल और फायदा उसका 
प्रकट होगा 

१ - सच्चे परमार्थी को मुनासिब है कि सतसंग 
होशियारी से करे, तब उसका फायदा उसको प्रत्यक्ष 
मालूम होगा। 

२ - जब बाहर के सतसंग में शामिल होवे, तब 
चाहिये कि अपने नेत्रो से गुरु या साध के नेत्रो को (जो 
सलसग के अधिष्ठाता यानी अफसर है) दृष्टि जोड़ 
कर ताकता रहे, चाहे वे उसकी लरफ देखें या नही 
और फिर चद मिनट बाद मध्य मे दोनो आँखों के यानी 
तीसरे तिल का ख्याल करके दृष्टि को जमावे। जो इस 


| २८६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
तरह अभ्यास करने में आँखें पूरी २ खुली न रहें तो 
कोई हर्ज नही । 

३ - इस तरह दृष्टि जोड़ के बैठने में दर्शन का भी 
रस आवेगा और बचन भी कुछ कैफियत के साथ सुनने 
मे आवेंगे यानी उनके अर्थ साफ और गहरे समझ मे 
आवेंगे या यह कि उन के अर्थ का असर दिल पर 
ज्यादा होगा और वह प्यारे लगेंगे । 


४ - इस तरह की बैठक ध्यान के अभ्यास में शुमार 
की जाती है और इस कदर एहतियाल चाहिये कि कोई 
दूसरा ख्याल किसी किस्म का दिल मे न आवे, बल्कि 
जैसा कि बचन सुनता जावे, उसको उसी वक्त अपने 
ऊपर घटा कर अपने मन की हालत की जाँच करता 
जावे यानी विचार करे कि कौन अग ना-मुनासिब उसके 


मन में धरा है या बर्ताव मे आता है और उसका 
नुकसान उसी वक्त समझ कर, उसको सच्चे मन से 
त्याग करे और जो अग बेहतर और माक़ूल बचनों से 
मालूम होवे, उसकी बड़ाई अपने अंतर मे उसी वक्त 
तोल कर सच्ची ख्वाहिश के साथ ग्रहण करता जावे। 

५ - इस तौर पर इस अभ्यास की हालत में 
नाकिस अग के छोड़ने की ख्वाहिश और माक़्ल यानी 
बेहतर अंग के ग्रहण करने की सच्ची चाह का असर 
दिल पर बहुत मज़बूत होता है, पर शर्त यह है कि इसी 
तरह पर मनन और विचार बचनो का जो वक्त सलसग 
के सुनने मे आवें हर रोज़ जारी रहे, तो कोई दिन में 
बहुत सफाई मन की हासिल होवेगी और अपने हाल 
की निरख और परख की ताकत बचन सुनते २ आती 
जावेगी और उसका यह फायदा होगा कि सिवाय 


| २६ ] दूसराभाग [ २८७ | भाग 
सलसग के और वक्तों में भी अपने मन के चाल की 
खबर और उसकी सम्हाल थोड़ी बहुत होती रहेगी और 
रफ़्ता २ इस अभ्यास से होशियारी और सम्हाल की 
ताकत बढ़ती जावेगी और गफलत और भूल घटती 
जावेगी | 


६ - जब कोई दिन इस तौर पर बाहर का सतसग 
जारी रहेगा, तो अंतर का सतसंग भी किसी कदर 
दुरुस्त हो जावेगा यानी ध्यान के वक्‍त मन और सुरत 
-चचलता छोड़ कर स्वरूप और नाम मे और वक्त भजन 
के शाब्द में एकाग्र होकर थोड़ी देर को जमने लगेंगे 
और जब कोई गुनावन या किसी किस्म के ख्यालात 
पैदा होगे, तो अभ्यासी को जल्द उनकी खबर हो 
जावेगी और अपनी सम्हाल थोड़ी सी कोशिश से कर 
सकेगा यानी उन रख्यालों को आसानी से दूर कर 
सकेगा । इसी तरह रफ्ता २ ध्यान और भजन का रस 
थोड़ा २ मिलना शुरू हो जावेगा और आइदा को 
तरक्की होती जावेगी । 

७ - और जो कि ऐसे अभ्यासी को घटे दो घटे 
बाहर के सलसग में बैठ कर, मन और सुरत के 
सिमटाव और जमाव का रस लेने की आदत हो 
जावेगी, तो जब सलसग से अलेहदा होगा, तब उसी 
वक्त जो वह ध्यान और भजन करेगा, तो जरूर उसके 
मन और सुरत आदत के मुवाफिक अतर में थोडे बहुत 
निश्चल होकर अभ्यास का रस हासिल करेंगे और यही 
अभ्यास और आदत रस और आनन्द के आसरे 
आहिस्ता २ बढ़ती जावेगी और दिन २ हालत भी 
बदलती जावेगी । 


| २८८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 

८ - मालूम होवे कि अतर के सतसग में अभ्यासी 
को इस कदर एहतियात और होशियारी दरकार है कि 
भजन के वक्‍त मन और सुरत जिस कदर मुमकिन 
होवे, धुन का रस लेते रहें और ध्यान के वक्‍त नाम और 
स्वरूप मे स्थिर होकर सिमट जावे और थोड़ा बहुत 
सिमटाव और जमाव का रस पावे, लेकिन यह हालत 
अलर के सलसग की उस वक्त हासिल होगी कि जब 
अभ्यासी गुनावन और रख्यालों को छोड़ कर धुन और 
रूप मे लगेगा । 


९ - जो शोक तेज़ है और भोगों की तरफ से किसी 
कदर चित्त मे बैराग है, तो मन और सुरत जल्द सिमट 
कर इस काम मे लग जावेगे, नही तो बाहर का सलसग 
जो इस तरकीब से कि जो ऊपर लिखी गई, किया 


जावेगा, उससे बहुत मदद अंतर के सलसग में वास्ते 
एकाग्र करने मन और सुरत के, मिलेगी यानी अतर का 
सतसंग या अभ्यास किसी कदर दुरुस्ती से बन पड़ेगा 
और आइन्दा आहिस्ता २ तरक्की भी होती जावेगी । 


१० - और जो सच्चे परमार्थी जीव शौक भी तेज 
रखते हैं और किसी कदर दुनिया से बैराग भी उन के 
चित्त में है और मौका पाकर बाहर का सतसंग ऊपर 
की लिखी हुई तरकीब के मुवाफिक करेंगे, तो उनको 
दोनो सतसंग मे यानी अतर और बाहर ज्यादा रस 
मिलेगा और मन और सुरत उनके जल्द उमंग के साथ 
अभ्यास में लगेंगे और तरक्की भी ज्यादा हो जावेगी। 

११ - ऊपर की तरकीब के मुवाफिक जो कोई 
परमार्थी जीव सलसग करेंगे, उन की हालत जरूर 
बदलती जावेगी यानी उन पर सलसग का रग चढ़ता 


2 


| ३] दूसराभाग [६ २८९ | भाग 


जावेगा और नतीजा उसका यह होगा कि दिन २ 
सतगुरु और सच्चे मालिक राधास्वामी दयाल के चरनो 
मे प्रीति और प्रतीत बढ़ती जावेगी और दुनिया और 
उसके सामान और उसका कारखाना दिन २ उनकी 
नज़र में फीका पड़ता जावेगा और उस तरफ से 
तवज्जह हटती जावेगी यानी जरूरत के मुवाफिक कि 
जिस मे दुनिया में गुजारा औसत दरजे पर हो जावे, 
तवज्जह दुनिया के कारोबार में रहेगी और फिज़ूल चाह 
और फिज़ूल कोशिश उसके कामों में दूर हो जावेगी। 

१२ - इसी तरह दिन २ ऐसे परमार्थियो की मालिक 
के चरनों में नजदीकी और मन और इच्द्रियो के घाट 
से (यानी दुनिया से) अतर में किसी कदर दूरी होती 
जावेगी | 


१३ - यही मतलब सलसग या परमार्थ की कमाई 
का है और सच्चे परमार्थियो को यह कैफियत सच्चे 
मालिक की दया से जरूर हासिल होती जावेगी। 
इसकी परख वे आप ब-खूबी कर सकेगे और कुछ 
थोड़ी सी उन लोगों को भी जो रात दिन शुरू से उनके 
संग रहते है, खबर पड़ेगी । 


१४ - मालिक के चरनो मे प्रेम की तरक्की का हाल 
निकटवर्ती लोगों को ठीक नही मालूम हो सकेगा, 
लेकिन दुनिया और उनकी तरफ से अभ्यासी के चित्त 
का हटाव का हाल, उनको थोड़ा बहुत ज़रूर मालूम हो 
जावेगा । 

१५ - जो वे भी थोड़े बहुत परमार्थी है, तो ऐसी 
हालत अपने प्यारे रिश्तेदार की देख कर ख़ुश होगे 
ओर उस में प्यार और भाव ज़्यादा लावेगे और जो वे 


| २९०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


ससारी हैं तो ऐसी हालत देख कर, अपने रिश्तेदार से 
नाराज होवेंगे और उस के परमार्थ की शिकायत करेंगे, 
और आप उसके साथी न होंगे। 

१६ - जो लोग कि सतसंग करते हैं, पर न तो 
दर्शन में चित्त लगाते हैं और न बचन चेतकर सुनते हैं, 
उनकी हालत बहुत सुस्ती के साथ देर में बदलेगी । 
जब २ कोई बचन सुनने में आजावेगा और उसका 
थोड़ा बहुत असर दिल पर होवेगा, तो थोड़े अर्से के 
लिये तवज्जह और मेहनत के साथ अभ्यास करेंगे और 
कुछ फायदा भी हासिल होगा, लेकिन जब उस बचन 
का असर कम हो जावेगा, तब करनी में भी ढीले होते 
जावेगे। फिर कोई दिन बाद जब ब-सबब हुजूम (भीड़) 
और शामिल होने बड़े आदमियो के, सलसग में कोई 
बचन चित्त देकर सुनेगे, फिर शोक के साथ करनी शुरू 
करेंगे और थोडे दिन बाद फिर ढीले हो जावेंगे, लेकिन 
जो मौज से सलसग कभी २ जोर शोर के साथ होता 
रहा, तो यह लोग भी होशियार होते रहेंगे और रफ्ता २ 
बराबर कार्रवाई दुरुस्ती से करने लगेंगे और तब 
उनकी भी हालत बदल जावेगी यानी परमार्थ का रंग 
चढ़ता जावेगा । 

१७ - कोई २ ऐसे जीव भी सतसग में आते हैं कि 
वे बचनो के वक्‍त या तो गुनावन करते रहते है या दूसरे 
से आहिस्ता २ बाते करते रहते है और जो यह काम न 
करें तो सो जाते हैं। इन जीवों की हालत ज्यादा देर 
के बाद बदलेगी यानी पहले उनका चित्त कोई दिन में 
दर्शन और बचन में लगना शुरू होगा और फिर 
आहिस्ता २ शौक और प्रेम बढ़ता जावेगा और करनी 


| उ] दूसराभाग [ २९४१ | भाग 


दुरुस्त होती जावेगी, तब हालत भी सच्ची बदलती 
जावेगी । 


१८ - खुलासा यह है कि जब तक जीव सच्चा 
होकर तवज्जह के साथ सलसग नहीं करेगा, तब तक 
उसके मन और बुद्धि और इद्रियों की गढ़त दुरुस्ती से 
नही होगी और न अतर सतसंग यानी अभ्यास उससे 
दुरुस्ती से बन पड़ेगा और इस वास्ते उसकी पुरानी 
चाल ढाल भी नही बदलेगी, लेकिन इस किस्म के जीव 
भी कि जो हर रोज़ सलसग में नेम से शामिल होते हैं, 
पर अभी पूरी तवज्जह के साथ बचन नही सुनते, 
दुनियादारों से बेहतर हैं कि यह रफ्ता २ एक दिन प्रेमी 
हो जावेगे और फिर दुरुस्ती के साथ करनी करके, 
अपना काम सतगुरु राधास्वामी दयाल की दया से 
बनवा लेंगे और ससारी लोग जो कभी सतसग का 
दर्शन भी नही करते, दिन २ माया के चक्कर में फेंस 
कर नीचे के दरजो में गिरते चले जावेगे। 

१९ - सच्चे और पूरे गुरू यानी सत सतगुरू और 
उनके सतसंग ही महिमा बहुत भारी है। जो कोई थोड़े 
बहुत भाव के साथ कोई दिन भी उनके सलसग मे जेसे 
तैसे शामिल होगा, उसके भी उद्धार का रास्ता दया से 
जारी हो जावेगा, बल्कि जो कोई भाव से एक दिन भी 
सतसंग में शामिल होकर बचन सुनेगा, उसके भी 
किसी कदर कर्म कटेंगे और सच्चे परमार्थ का बीजा 
उसके हिरदे में बो दिया जावेगा और वह आइन्दा 
किसी न किसी वक्‍त पर फले फूलेगा यानी सल 
सतगुरु के सतसग मे शामिल होकर भक्ति करके अपने 
जीव का कारज करा लेगा। 


| २९२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 

२० - इस वास्ते कुल्ल जीवों को मुनासिब और 
लाजिम है कि जहाँ कहीं सत सतगुरु का सतसंग जारी 
होवे, वहाँ जैसे बने तैसे शामिल होकर अपने परमार्थ 
का भाग बढ़ावें। जो जीव कि थोड़े बहुत सस्कारी या 
अधिकारी परमार्थ के होगे, उनको फौरन असर उसका 
मालूम होगा और शौक के साथ भक्ति में शामिल हो 
जावेगे और जो अधिकारी नहीं हैं, उनके हिरदे में सल 
सतगुरु अपनी दया से बीजा परमार्थ का डाल देंगे कि 
वह आइन्दा उन जीवो को भक्ति में शामिल करके 
उनका कारज बनावेंगे। 

२१ - सतो की महिमा और दया का क्या वर्णन 
किया जावे कि अपने निदको को भी दया से भक्ति दान 
बर्शाते हैं और अबेर सबेर यानी इसी जन्म में, ख्वाह 
आइन्दा के जनम मे, उनको भी सतसग में शामिल 
करके और भक्ति और अभ्यास कराके मुक्ति पद या 
परम धाम में पहुँचाते हैं। 

२२ - सत्तपुरुष राधास्वामी दयाल की ऐसी दया है 
कि जो कोई सच्चे मन से उनकी सरन में आया और 
भक्ति और अभ्यास सुरत शब्द मार्ग का करने लगा और 
प्रीति और प्रतीत चरनो मे दिन २ बढ़ाता जाता है, तो 
सिर्फ उसी का नहीं बल्कि उसके निज रिश्तेदार और 
प्यार वालों का जेसे माता, पिता, स्त्री, पुत्र, भाई और 
भतीजों का भी उद्धार अपनी दया से फरमावेगे। जो 
इनमें से कोई भक्ति मे शामिल हो गया तो वह अपने 
वास्ते आप कमाई करने लगा और खास दया का 
अधिकारी हो गया और जो कोई शामिल नही हुआ, तो 
उसके ऊपर राधास्वामी दयाल इस वजह करके कि 


2 


| र] दूसराभाग [ २९३ | भाग 


वह उनके सच्चे प्रेमी भक्त की सेवा और दर्शन करता 
रहा और कभी २ परमार्थी काम में मदद भी देता रहा 
है, अपनी तरफ से दया करके उसके उद्धार का रास्ता 
जारी फरमावेंगे | 


२३ - जिस कदर जिस किसी की राधास्वामी 
दयाल के चरनों में भक्ति जबर है और सरन पक्की 
और मजबूत है, उसी कदर उस के कुटुम्बी और 
रिश्तेदारों पर बल्कि नोकरों पर भी दरजे-बदरजे दया, 
वास्ते उनके उद्धार के, राधास्वामी दयाल फरमावेंगे। 


२४ - और जिस किसी की भक्ति बहुत जबर है, 
उसके दूर तक के रिश्तेदारों पर भी दया का असर, 
वास्ते उनके जीव के सुख और कल्यान के, पहुँचेगा 
और जो कोई उसके खास रिश्तेदारों में से जैसे माता, 


पिता, स्त्री, पुत्र, बहन भाई और दादा और नाना नानी 
और सास ससुर में किसी का चोला भी छूट गया है, 
तो जहाँ कही उसकी सुरत होगी, वही, उसको दया 
का असर और फायदा पहुँचेगा। 

२५ - और जिस किसी की भक्ति सर्व अग करके 
पूरी और निहायत जबर है, तो आप लरन तारन हो 
जावेगा यानी उसको साध या संत गति जीते जी 
हासिल हो जावेगी और वह आप राधास्वामी दयाल की 
दया से जिस कदर जीवो को चाहेगा, उन का उद्धार 
कर देगा।। 


| २९४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
बचन २७ 

जीवों को वास्ते बचाव तकलीफ और 
दुक्खो से और प्राप्ति सच्चे और अमर सुख 
और आनन्द के, अपने घट मे सतो की जुगल 
के मुवाफिक स्वरूप का ध्यान और शब्द के 
सुनने का थोड़ा बहुत अभ्यास जरूर करना 
चाहिये 


१ - कुल्ल जीव सुख और आराम चाहते हैं और 
दुक्खों से डरते और घबराते हैं और जो कोई किसी 
किस्म का जतन वास्ते प्राप्ति सुख, और घटने ओर दूर 
होने दुख के, बताता है, तो उसको ख़ुशी से करने को 


तैयार होते हैं। 

२ - दुनिया में अनेक तरह के सुख हैं, लेकिन वह 
या तो इच्द्रियो के भोग हैं या मन को ताकत और ख़ुशी 
देने वाले हैं, जेसे धन और मान बड़ाई और हुकूमत 
वगैरा और यह सब नाशमान हैं और हमेशा कम और 
ज्यादा होते रहते हैं और जीव का इनमें से कोई सगी 
और सच्चा मददगार नही है यानी तकलीफ और भारी 
दुख और क्लेश और मौत के वक्त में, इन से बहुत 
कम मदद और सहारा मिलता है, पर जीव मन और 
इन्द्रियो के रस लेने में ऐसे गाफिल हो जाते हैं कि उन 
सुक्खों को अपनी जिन्दगी भर का सगी और आराम 
देने वाला समझ कर सच्चे और अविनाशी सुख की 
तलाश और कदर नहीं करते और बारम्बार धोखा 
खाकर आखिर को हाथ मलते और पछताते रह जाते 


| है। 


| २७ ] दूसराभाग [ २९५ | भाग 


३ - इसी तरह दुख और कलेश और मुसीबत भी 
तरह २ की जीवों को सताती है। किसी किसी का थोड़ा 
बहुत उपाव या इलाज बन जाता है, पर बहुत से दुख 
और आफतें ऐसी हैं कि उनमें कोई जलन या तदबीर 
काम नहीं देती और आदमी निहायत लाचार होकर 
उनको भोगता है और बे-डख्तियारी मै रोता और चिल्लाता 
हे। 


४ - संत दयाल ऐसी हालत जीवों की देख कर 
निहायत दया करके समझाते हैं कि यह दुनिया धोखे 
की जगह है और यहाँ के भोग और सुख तुच्छ और 
नाशमान और जीव को लुभा कर जड़ पदार्थो मे फेंसाने 
वाले हैं। इन से होशियार रह कर सच्चे और परम 
आनन्द का खोज करके, उसकी प्राप्ति के निमित्त 


थोड़ा बहुत जतन इस जिन्दगी में अपने जीव के सच्चे 
कल्यान के वास्ते जरूर करना चाहिये। उस का फायदा 
इसी जिन्दगी मे इस कदर मालूम हो सकता है कि जब 
वह आनन्द (जो कि घट घट में भरपूर है) अपने 
इखितियार से कोई दिन के अभ्यास के बाद एक छिन 
मे अपने अतर में मिल सकता है, तो उसके रूबरू 
कुल्ल भोग संसार के (जो कि मन और इद्रियों के 
विषय यानी रस देने वाले है) किसी कदर फीके और 
लुच्छ नजर आवेगे और उनकी तरफ तबीयत कम 
तवज्जह करेगी और दिन २ उस सच्चे और परम 
आनन्द के बढ़ाने के वास्ते ज़्यादा कोशिश करेगी और 
भारी तकलीफ और दुख के वक्‍त वह आनन्द बहुत 
सहारा देगा और मोल के वक्त ज्यादा से ज्यादा या पूरा 
हासिल होकर जीव को निहाल कर देगा कि उसकी 


| २९६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


बराबर कोई ख़ुशी इस दुनिया में नहीं है और न हो 
सकती है। 

५ - इस आनन्द का भडार हर एक जीव के घट 
मे मौजूद है और उसकी धारा भी पिंड की तरफ जारी 
है, पर जीव उससे बिलकुल बे खबर हैं। इस सबब से 
वह निर्मल और गहरा रस नही ले सकते और लुच्छ 
और नाशमान रस के वास्ते जो कि भोगों और अनेक 
जड़ पदार्थो से इच्द्रिय द्वारे किसी कदर हासिल होता 
है, निहायत मेहनत और कोशिश करते हैं। 


६ - जाहिर है कि जिस कदर सुख और रस और 
आनद जीव को हासिल होता है, वह असल में सुरत 
चैतन्य की धार में है, तो उस भडार में जहाँ से यह 
घारें निकली है, किस कदर गहरा और विशेष रस और 


आनन्द होना चाहिये और उसके थोड़ा बहुत हासिल 
करने के वास्ते, हर एक जीव को, औरत होवे या मर्द, 
किसी कदर तवज्जह और कोशिश करना जरूर और 
उसके हक्क में मुफीद मालूम होता है। 

७ - और जो कोई अपने घट में वासते प्राप्ति परम 
आनन्द के जतन नहीं करेंगे या सतों के बचन की 
प्रतीत न करके, सारी तवज्जह अपनी ससार के सुख 
और आराम के प्राप्ति में लगावेगे, तो उन जीवों को 
भारी तकलीफ और मोल के वक्त अपनी कार्रवाई की 
खबर पड़ेगी कि कैसा धोखा खाया और जमदूतों के 
हाथ से अनेक तरह के कष्ट और कलेश सहने पड़ेंगे। 

८ - ऐसी भारी भूल इस दुनिया में पड़ी हुई है कि 
जीव इसी जिन्दगी मे अपने प्यारो और भरोसे वालों के 
हाथ से धोखा खाते हैं और ख़ूब उनको जाँच हो जाती 


| २३० ] दूसराभाग [ २९७ | भाग 


है कि कोई उनका सच्चा मददगार नहीं है कि जो 
आराम और तकलीफ के वक्‍त एकसा बरते, फिर भी 
उनका झुकाव और खिंचाव उन्ही लोगो की तरफ रहता 
है और इस सबब से बारम्बार अपनी कार्रवाई का फल 
भोगते हैं और उस में दुखी सुखी होते हैं और अपनी 
कार्रवाई पर पछताते है और अफसोस करते हैं। 


९ - जो किसी को अतर मे विशेष सुख ओर आनद 
के मौजूद होने का यकीन न आवे और उसके लिये 
जलन करने को मन नही चाहे, तो सिर्फ इस मतलब से 
कि दुख और कलेश के वक्‍त सहारा और मदद मिले 
और अखौीर यानी मौत के वक्‍त की तकलीफ न व्यापे, 
वह जुगल कि जो सतो ने वास्ते छुड़ाने ससारी घाट के 
और चढ़ाने मन और सुरत के ऊँचे से ऊंचे देश यानी 


कुल्ल मालिक के चरनों की तरफ की बताई है, उसका 
अभ्यास खौफ और शौक के साथ जरूर करे, क्योंकि 
दुक्खो से सब जीव डरते हैं और जहाँ तक मुमकिन 
होवे, उनसे बचना या उनको दूर हटाना चाहते हैं। 

१० - जो इस लरह कार्रवाई अलर अभ्यास की 
थोड़ी बहुत बन पड़ेगी, तो फिर सुरत और मन अभ्यास 
करते २ अन्तर में रस और आनन्द जरूर पावेगे और 
उस आनद की थोड़ी बहुत चाट पैदा होकर दिन २ 
करनी ज्यादा कराती जावेगी और ज्यादा से ज्यादा 
आनद पाकर पूरी पूरी प्रतीत सलों के बचन की 
आजावेगी, तब वह जीव अपने भागों को सराहेंगे और 
संतों की दया और मेहर का शुकराना करेंगे। 

११ - संतों ने जो जुगत कि बताई है, वह यह है 
कि शब्द यानी आवाज को (जो घट २ में भरपूर है) 


रे 


| २९८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 

सुनते हुए ओर स्वरूप का ध्यान करते हुए अपने सुरत 
और मन को निज घट मे ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत 
चढ़ाना चाहिये और यह अभ्यास नित्त जारी रखना 
चाहिये। इसकी बरकत से दिन २ सफाई होती जावेगी 
और मालिक के चरनों में प्रीति बढ़ती जावेगी और 
उसके साथ ही आनन्द भी दिन २ ज़्यादा मिलता 
जावेगा और वह आनद सुरत को एक दिन उसके निज 
घर में पहुँचा कर छोड़ेगा और वहाँ पहुँच कर सच्चे 
मालिक का जो कुल्ल रचना का माता पिता है, दर्शन 
पावेगा और महा आनद को प्राप्त होवेगा और तब 
अपनी नर देही और संतों की भारी दया की महिमा 
जान पड़ेगी । 


१२ - धुर मुकाम या दयाल देश मे पहुँचना तो 


आहिस्ता २ ज्यादा अर्स में होगा, पर जिस कदर जिस 
किसी के मन और सुरत अंतर में चढ़ेंगे, उसी कदर 
वह ससार और उसके सामान से अलेहदा होता जावेगा 
और मालिक के से खवास उसमे आते जावेंगे और रस 
और आनद मिलता जावेगा और चिता फिक्र और खौफ 
और तकलीफ और दुख वगैरा का असर दिन २ कम 
और दूर होला जावेगा और एक दिन सच्चा निरभय 
और अचिनत कर देगा कि जहाँ ससारी दुख सुख का 
असर नहीं पहुँचता है। 

१३ - यह सतो का अभ्यास इस किस्म का है कि 
जब जो कोई ससार के दुक्खो से डर कर अपने अतर 
मे ऊपर की तरफ चलेगा, तो फौरन उसको थोड़ा 
बहुत सहारा मिलेगा, यानी जेसे कि बालक डर कर या 
कोई चोट खाकर अपने माता पिता की गोद की तरफ 


2 


| २० ] दूसराभाग [ २९९ | भाग 


भागता है और वहाँ पहुंचते ही उसको सच्ची पनाह और 
सहारा मिल जाता है, इसी तरह कुल्ल मालिक के 
चरनों से, अतर में सुरत मिल कर, ताकत और रस 
और सहारा और पनाह पा सकती है। इस वास्ते हर 
एक जीव को अपने आराम और कल्यान के वास्ते 
मुनासिब और लाजिम है कि इस आसरे और मदद के 
ठिकाने को, अपने अतर मे नित्त खोजते और उसका 
रास्ता काटते रहेँ, तो एक दिन ससार की तकलीफ 
और दुक्खो और जनम मरन की आफत से बच कर 
परम और अमर आनंद को प्राप्त होगे। 

१४ - जो किसी हालत में मन और सुरत, शाब्द में 
दुरुस्ती से न लग सके, तो चित्त से स्वरूप का ध्यान 
ऊँचे स्थान पर करना चाहिये या अपने ख्याल को उस 
मुकाम पर पहुँचा कर जमाना चाहिये। इस तरह तवज्जह 
ऊँचे की तरफ करने से जरूर थोड़ा बहुत सहारा अतर 
में दया का मिलेगा। 


बचन रट 


साध के सग की महिमा और उसका 
फायदा, जो सच्ची दीनता और प्रेम के साथ 
सग किया जावे 


१ - ऐसा कहा है कि साध के संग से कोटि जनम 
के पाप एक छिन में कट जाते हैं। यह बात जाहिरा 
मुश्किल मालूम होती है, लेकिन जब गौर किया जावे 
तब मालूम होवेगा कि यह कुछ अचरज की बात नहीं 

है, क्योकि साध ने साधना करके परम तत्त्व को जाना , 


| ३००] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


और पहिचाना और पाया है और उस के आनन्द मे 
मगन रहता है। जो कोई भाव के साथ उसके सन्मुख 
जावे, तो उसको दया करके थोड़ी चर्चा मे वह जुगल 
समझा देता है कि जिससे कोई दिन के अभ्यास मे 
जीव का सच्चा कल्यान होता हुआ मालूम पड़ता है। 
फिर जो यह जुगत किसी अधिकारी के अच्छी तरह 
समझ मे आगई और वह उसकी कमाई करने को 
तैयार हो गया, तो करोडो जनम के पाप जिनके सबब 
से वह ससार में बारम्बार देह धरता और भरमता रहा 
है, उसी वक्त नष्ट हो गये यानी जब से कि साध के 
बचन का निश्चय करके अभ्यास शुरू कर दिया, उसी 
वक्त से चौरासी का फेरा मिट गया और दिन २ घर 
जाने का रास्ता खुलता और साफ होता चला। इस 
तरह वह अभ्यास उस जीव के कुल्ल पाप करमो के 
नष्ट होने का कारन हुआ। ऐसी महिमा साध के सग 
की है। 


२ - साध उन्हीं का नाम है जिन्होंने साधना करके 
अपना पूरा काम बनाया है। जो कोई सच्ची दीनला और 
प्रेम के साथ उनका सग करे, उसको वह ऐसी सहज 
जुगल बता सकते है कि जिसकी कमाई से वह भी एक 
दिन उनके मुवाफिक साध गती को प्राप्त हो जावे, पर 
संग निष्कपट और हित के साथ होना चाहिये यानी 
जैसे साध हिदायत करें उसी के मुवाफिक कार्रवाई की 
जावे और शक और सन्देह और बे-परतीती को दखल 
न दिया जावे। जैसे सोना या चाँदी या राँगा पिघला 
कर जिस साँचे में डाला जावे, वह उसी का रूप बन 
जाता है, इसी तरह जो जीव सच्ची दीनता और प्रेम के 


| २८ ] दूसराभाग [ ३०१ | भाग 


साथ निष्कपट होकर साध का सग करे, वह भी उन 
की दया से साध बन जाता है। 


३ - सच्ची दीनता से मतलब यह है कि खोजी ददी 
सच्चे परमार्थ का ऐसा गारज़मद होवे, जेसे बीमार 
हकीम और दवाई का मुहताज है, जेसे हकीम कहता है 
उसी मुवाफिक दवा खाता पीता है और परहेज करता 
है, या जेसे नौकरी का चाहने वाला हाकिम के सामने 
सच्चा दीन अधीन होता है यानी जो हाकिम हुक्म करे 
और काम सुपुर्द करे, उसको दिल और जान से 
दुरुस्ती के साथ अंजाम देता है और हाकिम को राजी 
करने के वास्ते अपनी ताकत के मुवाफिक पूरी मेहनत 
और कोशिश करता है। ऐसी सच्ची गारज़ जिस किसी 
के मन मे पैदा हुई, वह सच्चे और पूरे परमार्थ के 
हासिल करने के लिये सर्व अग से साध या सत के 
बचन को सुनेगा और मानेगा और तन मन से उसकी 
कार्रवाई यानी अभ्यास दुरुस्ती से करेगा, तब उनकी 
मेहर और दया से उसकी ताकत बढ़ती जावेगी और 
दिन २ उसका काम बनता जावेगा और वे उसको एक 
दिन अपने मुवाफिक बना लेवेगे। 

४ - इस वास्ते हर एक जीव को जिसके मन मे 
सच्ची और पूरी चाह अपने जीव के कल्यान की पैदा 
हुई है, मुनासिब है कि पहिले सच्चे और पूरे संत या 
साध का खोज करके उनके सन्मुख प्रेम भाव और 
दीनता के साथ जावे और चित्त देकर उनके बचन सुने 
और सिर्फ बचन से उनकी परख करे यानी जो उनके 
दर्शन और बचन से इसके मन में सच्चे मालिक के 
चरनों में प्यार और भाव पैदा होवे और संसार और 


| ३०२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


उसके पदार्थो की तरफ से किसी कदर नफरत यानी 
उदासीनता चित्त में आवे और सच्चे मालिक के दर्शनों 
का चाव दिन दिन बढ़ता जावे और जो जुगत कि वे 
बतावे, उसके अभ्यास से दिन २ मन और सुरत पिंड 
और संसार की तरफ से हट कर ऊंचे देश की तरफ 
घट में चलते और चढ़ते जावें और थोड़ा बहुत इस 
कार्रवाई का रस मिलता जावे और मालिक के चरनों मे 
अनुराग और ससार से बैराग बढ़ता जावे, तो यही 
निशान और सबूत इस बाल का है कि जिनके संग से 
ऐसी हालत पैदा हुई, वे जरूर सच्चे और पूरे सत या 
साध है और उनके सग और उनकी जुगात की कमाई 
से जरूर एक दिन काम पूरा बन जावेगा। इसी कदर 
पहिचान शुरू में (जो एक दो या तीन महीने के संग से 
थोड़ी बहुत हासिल हो सकती है) काफी है। फिर 
ज्यादा संग और अंतर में अभ्यास करने से यही 
पहिचान बढ़ती जावेगी और उनकी गल मल और दया 
और मेहर की थोड़ी बहुत परख और प्रतीत होती 
जावेगी और फिर यही परख और प्रतीत दिन २ बढ़ती 
जावेगी और उस के साथ प्रेम भी बढ़ता जावेगा और 
उनके चरनों की सरन भी पकती जावेगी। इस तरह 
तरक्की होते २ एक दिन काम पूरा बन जावेगा। 

५ - सच्चे परमार्थी को जो ऊपर लिखे के मुवाफिक 
कार्रवाई करता है, मुनासिब है कि अपने परमाथी और 
ससारी व्यवहार और चाल चलन की अच्छी तरह 
सम्हाल रक्खे कि जिससे उसकी परमार्थी कार्रवाई 
और तरक्की मे खलल न पड़े यानी परमार्थी शुभ कर्म 
की दिन २ कार्रवाई बढ़ती जावे और परमाथी अशुभ 


| २] दूसराभाग [ ३०३ | भाग 


कर्म मे जरूरत के मुवाफिक ओर मुनासिब और वाजिबी 
तौर पर बर्ताव करे और व्यवहारी शुभ कर्म की कार्रवाई 
जहाँ तक बन सके, जारी रक्खे, लेकिन अशुभ कर्म से 
बिलकुल परहेज करे। 


६ - परमार्थी शुभ अशुभ कर्मो की तफसील यह है। 
परमाथी शुभ कर्म उसको कहते है कि जिससे मन और 
सुरत और इद्रियो की धार को इधर यानी बाहर और 
नीचे की तरफ से रोक कर मुवाफिक उस भेद और 
जुगल के जो सत सतगुरु या साधगुरू ने उपदेश किया 
है, उल्टा कर बारम्बार शाब्द और स्वरूप के आसरे घट 
मे ऊँचे मुकाम पर चढ़ाता और जमाता रहे और 
परमार्थी अशुभ कर्म यह है कि मन और सुरत और 
इन्द्रियों की धार नीचे की तरफ पिंड में और बाहर की 
तरफ दुनिया और देह के कारोबार में रवाँ होवे। 


(१) इस कार्रवाई में इस कदर एहतियात चाहिये 
कि जो कारोबार घर के और अपने कुटुम्ब परिवार के 
और भी अपने रोज़गार और पेशे के होवें, उनको 
दुरुस्ती से करना चाहिये और इसी तरह अपनी देह के 
सब काम वक्त २ पर करने मुनासिब है और इन सब 
की निसबल जरूरी फिक्री और ख्याल करना भी जायज़ 
और दुरुस्त है। 

(२) फिज़ूल कामों में या फिज़ूल बात चील में 
जिनका खास ताल्लुक अपने या अपने कुटुम्ब के साथ 
नही है या जिसमे अपने लई ख्याल और फिक्र करना 
या शामिल होना फिज़ूल है, उस कार्रवाई से परहेज 
करना वाजिब है। 


| ३०४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


(३) गैरों के कामो में दखल देना या संसारी लोगों 
से बिला जरूरत बे-फायदा बातचीत में अपना वकल 
खर्च करना ना-मुनासिब है। 

(४) गैर-वाजिब और ना-मुनासिब कामों की तरगें 
उठाना या उनके मुवाफिक जतन सोचना और उसका 
अमल-दरामद करना नही चाहिये, क्योकि इसमे परमाथी 
जीव का नुकसान होता है। 


(५) इसी तरह भोगों की चाह उठाना और उनके 
हासिल करने के लिये जतन करना, जहाँ तक मुमकिन 
होवे, नही करना चाहिये, लेकिन जो भोग कि अनिच्छित 
(यानी बगैर चाह उठाने के प्राप्त होवे) या परिच्छित 
यानी कोई दूसरा शख्स प्यार और ख़ुशी से उनको 
लावे या सन्मुख रक्खे तो उनमे एहतियात और होशियारी 
के साथ बर्ताव करें यानी उनका ज्यादा भोग न करे 
और न उन का रस और स्वाद पाकर अपनी चाह 
उठावे कि फिर वही उसके वास्ते तैयार किये जावें। 


(६) गैर-वाजिब और ना-मुनासिब भोगो और पदार्थो 
से, चाहे वह अनिच्छित या परिच्छित प्राप्त होवे, संत 
सतगुरु की दया का आसरा लेकर परहेज करे। 


(७) जब कभी माया और उसके पदार्थ विशेष 
करके प्राप्त होवे, तो एहतियात रक्खे कि अपनी परमाथी 
कार्रवाई मे जहाँ तक मुमकिन होवे, खलल न पड़े और 
अहंकार और मद न आने पावे और न गफलत और 
भूल अपना असर करने पावे। 

(८) जहाँ तक मुमकिन होवे किसी से लड़ाई 
झगड़ा या तकरार न करे। अगर थोड़ा सा रुपया खर्च 
| करने से या थोड़ा अपना हक छोड देने से लडाई और | 


| २] दूसराभाग [ ३०५ | भाग 


झगड़ा दूर हो सकता होवे, तो ऐसे खर्च करने या हक 
के छोड़ने में ताम्मुल न करे और जहाँ तक बने आपस 
मे मिल कर फैसला कर लेवे, ताकि अदालत तक 
नौबत न पहुँचे, क्योकि ऐसे झगड़ों मे पीछे करके बहुत 
खर्च बे-फायदा होता है और तकलीफ और चिता 
बे-फायदा उठानी पड़ती है कि जिससे परमार्थी के 
अभ्यास में बहुत खलल पड़ता है। 


(९) परमार्थ और अपने मत के मुआमले में भी 
सूर्खों के साथ बहस ओर इज्जत बे-फायदा न करे। जो 
कोई न माने तो उस पर किसी तरह का जोर और 
दबाव न डाले और न लडाई और झगड़ा करे, बल्कि 
ऐसे लोगो से अपने मत और अभ्यास को गुप्त रक्खे। 

(१०) बिरादरी और दोस्त और आशना और पड़ोसी 
लोगों की तान और मलामल का ख्याल करके अपनी 
परमाथी कार्रवाई मे ढीला न होवे। यह सब मूर्ख हैं और 
इनकी परमाथी अक्ल और समझ बालको के मुवाफिक 
है। फिर इनकी बात चील पर ख्याल करना अक्लमन्दों 
का (जो कि परमार्थ की समझ दुरुस्त रखते हैं) काम 
नहीं है। जहाँ तक बने ऐसे लोगो से अपना बचाव 
करके दूर रहना या ज़्यादा हेल मेल न करना मुनासिब 
है और उनके हक को इस वजह से कि वे परमार्थ में 
विघ्न डालते हैं, रोकना या बद करना मुनासिब नही है। 
परमार्थी शख्स को क्षमा और बरदाश्त करना चाहिये। 

(११) जो कोई परमाथी कार्रवाई में खलल डाले 
या उल्टी सलाह बतलावे, उसकी बात नहीं माननी 
चाहिये, लेकिन उसके साथ हुज्जत या तकरार करना 
या अपनी समझौती देना ना-मुनासिब है। 


| ३०६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 

७ - व्यवहारी या ससारी शुभ अशुभ कर्म की 
तफसील यह है :- 

(१) शुभ कर्म यह है कि जहाँ तक मुमकिन होवे, 
मन से बचन से और कर्म करके सब को सुख पहुँचाना 
और जो सुख न पहुँचा सके, तो दुख भी न देना। जो 
तन और धन थोड़ा बहुत इस काम में लगे और अपने 
परमार्थ में किसी तरह का खलल न पड़ता होवे तो 
उसके लगाने में दरेग (सोच) न करे। 


(२) अशुभ कर्म यह है कि खास अपने या किसी 
अपने अजीज के मतलब के लिये, किसी को मन से 
बचन से या कर्म करके दुख पहुँचाना। जहाँ तक 
मुमकिन होवे इस मुआमले में परमार्थी को एहतियात 
और परहेज करना मुनासिब है। 


(3) लेकिन जो लोग ब-सबब परमार्थी कार्रवाई 
के दुखी होवें यानी जो वे उल्टी सलाहें देवें और यह 
उनकी बाल न माने और समझौती न लेवे और इस 
सबब से वे नाराज़ होवे या उसके साथ अदावत करे 
और अपने चित्त में दुखी रहें, तो जहाँ तक मुमकिन 
होवे, उन को मोहब्बत और दिलदारी के साथ सच्चे 
परमार्थ की समझौती देकर उनका दुख दूर करने मे 
कोशिश करे, पर जो वे अपनी नादानी और हठ के 
सबब से न मानें और बे-फायदा तकलीफ और दर्द 
अपने ऊपर आप उठावे तो उसका ज्यादा सोच न करे 
बल्कि यह समझे कि उनके मन की गढ़त इसी तरह से 
होने वाली है। थोड़ा दुख पाकर उनकी आइंदा थोड़ी 
बहुत सफाई होगी और शायद रफ्ता २ परमार्थ की 
कदर उनके चित्त में थोड़ी बहुत समावे। 


| २] दूसराभाग [ ३०७ | भाग 


८ - खुलासा यह है कि सच्चे परमाथी को किसी 
सबब से अपने भक्ति और अभ्यास में ढीला होना नहीं 
चाहिये, क्योंकि जिस काम से गुरू और मालिक राज़ी 
होते हैं, वह काम जरूर करना लाजिम है, चाहे दुनिया 
के लोग (जो कि मनमुखी हैं और परमार्थ से बिल्कुल 
बे-खबर) राजी होवें या नहीं। इस मुआमले मे उनके 
डर या खातिरदारी का ख्याल नही करना चाहिये। इस 
मे परमार्थी का और उन लोगों का फायदा भी (नही तो 
दोनों का नुकसान) होगा। 


९ - दुनिया के लोगों की नजर हमेशा अपने 
मललब यानी स्वार्थ पर रहती है और परमार्थी नफा 
और नुकसान यानी जीव के कल्यान या अकल्यान का 
उनको बिलकुल ख्याल नहीं हे। फिर ऐसे लोगों का 
परमार्थ मे सग देना या उनकी सलाह मानना ना-मुनासिब 
है। अलबत्ता दुनिया के कामों में उनकी सलाह के 
मुवाफिक काम करना वाजिब है, बल्कि दुनिया के 
कामों को उन्ही की राय पर छोड़ देना बेहतर होगा कि 
इसमे वे राजी रहेंगे और परमार्थी के कारोबार में कम 
दखल देंगे। 


१० - जो कोई विद्यावान या बुद्धिवान ऐसी तान 
मारे कि परमार्थी शख्स को सस्कुल या और कोई इलम 
और विद्या पढ़नी ज़रूर है और बगेर विद्या के या बगेर 
पढ़ने संस्कृत के, परमार्थ हासिल नहीं हो सकता, यह 
कहना उन लोगो का बिलकुल गलत है, क्योकि सच्ची 
विद्या गुरू का उपदेश है। जो पूरे गुरू हैं, उन्होने अपने 
अभ्यास के बल से कुल्ल क्कुदरत का भेद मालूम करके 
मक्खन निकाल लिया है और एक नुकते में जीव का 
परमार्थ बना सकते हैं। फिर वे थोड़े से उपदेश में, 


| ३०८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
कुल्ल दुनिया और दीन की पूरी समझौती दे सकते हैं 
कि जो विद्यावान हजारों किताबों को पढ़कर भी हासिल 
नहीं कर सकते, क्योंकि वह प्रेम विद्या यानी मालिक 
का भेद और उसके मिलने का रास्ता और जुगल 
सीना-ब-सीना मालूम होती चली आई है। किताबों में 
यह भेद नहीं है और न लिखने में आ सकता है। फिर 
जो कोई ऐसे पूरे गुरुओं का सच्चे मन और सच्ची 
दीनता और भाव के साथ संग करेगा, वे उसको थोड़े 
अर्स मे वह छेँटी हुई बाते ओर जुगती जो कि कुल्ल का 
मक्खन है, अपनी मेहर और दया से समझा कर और 
अंतर में अभ्यास करा कर सब कारखाना कुदरत का 
दिखला देंगो। फिर विद्यावान की क्या ताकत कि ऐसे 
परमार्थी अभ्यासी का मुकाबला करे, या उसके साथ 
परमार्थ की बाल चीत कर सके? क्योकि वह लिखी पढ़ी 
बातें तोते की तरह बना सकता है और अतर के कुदरत 
के भेद से बिलकुल बे-खबर है और अभ्यासी परमार्थी 
असल हाल क्कुदरत का अतर दृष्टि के साथ देख कर 
कहता है, इस वास्ते इन दोनों मे ज़मीन और आसमान 
का फर्क है यानी विद्यावान मन और इन्द्रियों के घाट 
पर बैठा हुआ अक्ली बातें अधो के मुवाफिक करता है 
और अभ्यासी रूहानी यानी सुरत की दृष्टि से देख कर 
भेद कहता है। वह विद्यावान मंजिल पर कभी नही 
पहुँचेगा और जनम मरन की फाँसी उसकी कभी नहीं 
काटी जावेगी और यह प्रेमी परमार्थी एक दिन अपने 
निज घर में पहुँच कर, सच्चे मालिक का दर्शन पाकर 
और जनम मरन से रहित होकर, परम आनद को प्राप्त 


होगा। 


ने ने नेः नेः नः नः 


| २१] दूसराभाग [ ३०९ | भाग 
बचन २९ 
वर्णन महिमा सुरत शब्द मार्ग और संत 
सतगुरु और कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल 
की मेहर और दया का कि जिससे सहज में 
जीवो का सच्चा उद्धार होता है 


१ - इस दुनिया में आम तौर पर और खास कर 
इस ज़माने में दुख ज़्यादा है और आराम कम और सब 
जीव आराम की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिये, 
अपनी ताकत के मुवाफिक जेसा कि दुनिया में दस्तूर 
है जतन करते हैं, पर निर्मल और ठहराऊ सुख और 
आनद किसी को हासिल नही है और जो कोई ज़्यादा 
सुखी नज़र आता है, वह भी दुख से खाली नहीं है, 


क्योंकि रोग और सोगा सब जीवों के साथ लगे इए हैं 
और उनके मुतलक दूर करने का जलन किसी के 
इखितियार में नहीं है। 

२ - ऐसा सुख और आनद कि जो हमेशा कायम 
रहे और महा निर्मल होवे, सिर्फ संतों की जुगल की 
कमाई से हासिल हो सकता है और वह अभ्यास रूहानी 
है यानी सुरत को अंतर में चढ़ाने से हासिल होता है। 

३ - कुल्ल दुक्खों का इलाज चाहे वह कैसे ही 
सख्त होवें वही रूहानी अभ्यास है कि जिसके वसीले से 
सुरल यानी रूह और मन की धार घट में ऊँचे देश की 
तरफ चढ़ाई जाती है और जिस कदर वह ऊँचे चढ़ती 
है, उसी कदर मन और सुरत का बधन देह और 
दुनिया से ढीला होता जाता है और इसी सबब से देह 
और संसार का दुख सुख भी कम व्यापता है। 


| ३१०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


४ - मालूम होवे कि कुल्ल रचना का कोई सर्व 
समर्थ और सर्व जानकार करता ज़रूर है और सतो ने 
उसका राधास्वामी नाम प्रकट किया है और यह नाम 
किसी का रक्खा हुआ नहीं है। इस नाम की धुन बगैर 
वसीले ज़बान या बाजे के आप ही आप कुल्ल ऊँचे देश 
यानी मण्डलो में हर एक जीव के घट मे हो रही है और 
उसी सर्व समर्थ कुल्ल मालिक के चरनो से, रूह की 
धार उत्तर कर और रास्ते में कई जगह ठहरती इुई, 
इस पिण्ड मे दोनों आँखों के मध्य में अन्तर की तरफ 
बैठ कर, कुल्ल कार्रवाई इस देह की अपनी धारो के 
वसीले से (जो जा-ब-जा पिंड में फैली हुई हैं) कर रही 
है, और वहाँ से ब-वसीले दो धारों के जो कि दोनों 
आँखों के तिल में ठहरी है, दुनिया के कारोबार करती 
है और मन और इन्द्रियों का सग करके अनेक पदार्थो 
और ख्वाहिशों और कुटुम्ब परिवार में इस रूह का 
जबर बधन हो गया है और उनकी हालत के बदलने में 
या ख्वाहिश और आसा के पूरे होने और न होने में, 
इसकी हालत भी बदल जाती है यानी दुख सुख भोगना 
पड़ता है। 


५ - असली रूप रूह या सुरत का आनद स्वरूप 
है, पर बन्धनों और ख्वाहिशों की वजह से इसकी 
हालत बदलती रहती है। सो कुल्ल मालिक राधास्वामी 
दयाल ने सत सतगुरु रूप धारन करके, निहायत दया 
के साथ ऐसी सहज जुगल मय भेद अपने देश के 
बललाई कि जिससे जीव अपने बन्धनो को आहिस्ता २ 
ढीला और कम करके, दुनिया के दुख सुख की हालत 
से बच सकते हैं और अपने परम आनंद स्वरूप का 
थोड़ा बहुत रस लेकर मगन हो सकते हैं। 


2 


| २१] दूसराभाग [ ३११ | भाग 


जो कोई सत बचन अथवा कुल्ल मालिक 
राधास्वामी दयाल के उपदेश की प्रतीत करके सुरत 
शब्द मार्ग की कमाई करना शुरू करे, तो अंतर मे 
थोड़ा बहुत रस पाकर, दिन २ उसकी प्रीति और प्रतीत 
चरनो मे बढ़ती जावेगी और उसी कदर मन और सुरत 
स्वरूप और शब्द के वसीले से ऊपर को चढ़ते जावेगे 
और जिस कदर चढ़ाई होवेगी उसी कदर पिंड देश से 
न्यारे होते जावेंगे और फिर उसी मुवाफिक देह और 
दुनिया का दुख सुख कम व्यापेगा और घट में निर्मल 
आनद बढ़ता जावेगा। 


७ - जो कोई यह काम नही करेगा तो वह हमेशा 
देह धर कर दुख सुख सहला रहेगा और जिस कदर 
उसकी आसक्ति और बधन जीवो और पदार्थो में होगा, 
उसी कदर कर्म करेगा और उनका फल दुख सुख 
भोगेगा और फिर उसी स्वभाव और भोगो की आसा के 
सबब से बारम्बार ऊँचे नीचे देश में देह धरता रहेगा 
यानी जनम मरन के चक्कर से उसका बचाव नही होगा 
और सरबत दुक्खों में कोई उसकी सहायता नहीं कर 
सकेगा । 

८ - इस वास्ते ब-नजर बचाव जनम मरन और 
दुक्खों के जो कर्मो के सबब से भोगना पड़ता है, हर 
एक जीव को लाज़िम और मुनासिब है कि राधास्वामी 
दयाल के चरनों मे प्रीति और प्रतीत लाकर अपने जीव 
के कल्यान के वास्ते थोड़ा बहुत अभ्यास सुरत शाब्द 
मार्ग का और ध्यान संत सतगुरु का करें। 


९ - दुनिया मे सब जीव सुख के कारण और दुख 
के निवारण के वास्ते, हर एक तरह का जतन और 


| ३१२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


मेहनत कर रहे हैं और यह सुख लुच्छ और नाशमान हैं 
और चाहे जैसे भोग और पदार्थ हासिल हो जावें, 
लेकिन वह एक दिन मृत्यु के समय छोड़ने पड़ेंगे और 
उनके छोड़ने का भारी दुख सहना पड़ेगा। फिर किस 
कदर जीवो पर फर्ज और लाजिम है कि वास्ते हासिल 
करने निर्मल और ठहराऊ आनद और दूर होने तकलीफ 
और दुक्खो के थोड़ी मेहनत अभ्यास की जो कि 
निहायत सहज है और जिसमें थोड़ा सा वक्त खर्च 
करने से भारी फायदा मिल सकता है, गवारा करें। 


१० - कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल की मेहर 
और दया का और भी बड़ाई उनकी जुगत यानी सुरत 
शब्द मार्ग का वर्णन किस तरह किया जावे कि ऐसी 
दया जीवों पर आज तक किसी ने नहीं की और न 
ऐसी सहज जुक्ति कि जो गृहस्थ और विरक्त और 
औरत और मर्द और जवान और बूढ़ा आसानी के साथ 
कमा सके, कभी प्रकट हुई । इस अभ्यास से जीवों का 
उद्धार सहज में होना मुमकिन है और पिछले जमाने में 
महा कठिन अभ्यास ऋषीश्वर ओर मुनीश्वर और जोगी 
और जोगीश्वरो और औओलियाओं ने जारी किये कि जो 
विरक्तो से मुश्किल से बन पड़ते थे और फिर भी उसमे 
खतरे बहुत थे और गृहस्थियों से ओर खास कर औरतों 
से तो बिलकुल नहीं बन सकते थे और इस सबब से 
यह सब कोई कमाई अपने जीव के कल्यान के वास्ते 
न कर सके। अलबत्ता शुभ कर्म कोई कोइ जीवो से बन 
पड़े और उसका फल उन्होंने कोई दिन के वास्ते 
दुनिया में या स्वर्ग लोक में पाया यानी कुछ अर्स तक 
सुख भोगा और फिर मृत्यु लोक मे जनम लिया यानी 
उनका आवागवन न छूटा। 


| २१] दूसराभाग [ ३१३ | भाग 


११ - अब जो जुगल यानी अभ्यास कि राधास्वामी 
दयाल ने जारी फरमाया, उसकी ऐसी भारी महिमा है 
कि जो वह किसी जीव से, मत को समझ कर, शौक 
के साथ तीन दिन भी बन पड़ा, तो भी उसके उद्धार 
का सिलसिला जारी हो गया, और चार पाँच जनम मे 
सतगुरु का संग पाकर और उस जुगती की कमाई 
करके सत्तलोक यानी सत देश में पहुँच कर अजर 
अमर हो गया और परम आनन्द को प्राप्त हुआ कि 
जहाँ काल क्लेश और आवागवन का चक्कर नही है। 


१२ - सबूत इस बात का यह है कि जो कोई एक 
मर्तबा जुल्लाब लेता है या फस्द खुलवाता है या जोक 
लगवाता है, तो उसी मौसम में वर्ष या छः महीने बाद 
मादा ओर खून की रूजू उसी तरफ को वास्ते निकलने 


के होती है। जब कि मादा और ख़ून में, जो कि 
ब-मुकाबले सुरत यानी रूह के निहायत जड़ हैं, ऐसा 
खवास पाया जाता है कि एक मर्लबा उनकी रुजू एक 
तरफ को हो जावे, तो फिर बारम्बार वक्‍त मुकर्ररा पर 
उसी तरफ को दौड़ते है, फिर सुरत चैतन्य जिसका 
देश सब से ऊँचा है, जो शोक के साथ तीन दिन अपने 
घर की लरफ को रुजू करके चलने लगे तो वह उसी 
खवास के मुवाफिक बारम्बार उसी तरफ को वक्त २ 
पर दौड़ेगी ओर नीचे के देश की तरफ जो चौरासी का 
घर है, कमतर रूजू करेगी ओर जब कि कुल्ल मालिक 
राधास्वामी दयाल और संत सतगुरु जिनकी सरन मे 
आकर मत को अच्छी तरह समझा और उसकी प्रतीत 
लाकर अभ्यास शुरू किया, उसके सहाई हुए, तब 
उनकी मेहर और दया से चौरासी का चक्कर ज़रूर 
बन्द हो जावेगा और जब तक कि सत्तलोक में पहुँचना , 


| ३१४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


न होगा, तब तक वे उसको ऊचे देश में बासा देते 
जावेगे और उसकी प्रीति ओर प्रतीत बढ़ा कर और नर 
देही में जनम देकर और हर जनम मे आप मिल कर 
उससे सलसग और अभ्यास बराबर कराते जावेगे ओर 
एक दिन अपने धाम में पहुँचा कर, उसको अमर आनद 
बख्श देंगे। 

१३ - सुरत शाब्द मार्ग के अभ्यास की ऐसी महिमा 
है कि जिस किसी ने इसकी कमाई शुरू कर दी और 
जिस कदर कि उससे एक जनम में बन पड़ी, वह 
दूसरे जनम में सत सतगुरु का उपदेश लेते ही और 
अभ्यास शुरू करते ही फौरन फुर आवेगी यानी जिस 
कदर रास्ता तै करके जिस मुकाम तक उसकी सुरत 
पहुँची है, उस मुकाम पर फौरन चढ़ जावेगी और 
उसके आगे कमाई यानी चलना और चढ़ना शुरू कर 
देगी। इसी तरह से हर जनम में कमाई और चढ़ाई 
बढ़ती जावेगी जब तक कि सल सतगुरु के देश में 
पहुँच कर निःचिंत न होगी और फिर जनम नही होगा 
और अपने सच्चे मालिक सत्तपुरुष राधास्वामी दयाल 
के दर्शनों का आनंद और बिलास पाकर हमेशा को 
मगन हो जावेगी। 


१४ - सत सतगुरु दयाल की मेहर और दया की 
क्या महिमा वर्णन की जावे कि जो जीव सच्ची दीनता 
और भाव के साथ, एक मर्तबा उनकी सरन में आया 
और सलसग करके उनके मत और भेद को समझ कर 
और उपदेश लेकर, चद रोज भी उनके अभ्यास की 
कमाई करी, तो मृत्यु के समय (जब कि सुरत का 
अंतर में ऊपर की तरफ को खिचाव कुदरती तोर पर 


| २१] दूसराभाग [ ३१५ | भाग 


शुरू होता है) उस वक्‍त वे आप मेहर और दया से 
उसको तीसरे तिल के मुकाम पर अपना दर्शन देकर 
और चरनों में उसकी सुरत को लपेट कर ऊँचे देश में 
ले जाते है और उसकी लगन और कमाई के मुवाफिक 
जहाँ मुनासिब समझते हैं, उसको बासा देकर और 
अपने अमृत रूपी बचन सुना कर, उसकी प्रीति और 
प्रतीत को बढ़ाते रहते हैं और फिर जब सत सतगुरु 
ससार में आवे और सलसग खड़ा करें, तब उस सुरत 
को नर देही में जनम देकर और अपनी दया से खीच 
कर सतसंग में शामिल करते हैं और दिन २ उसकी 
प्रीति और प्रतीत बढ़ा कर और सुरत शब्द मार्ग का 
अभ्यास करा कर उसको चढ़ाते चले जाते है और जो 
कि मंजिल दूर दराज है, इसी तरह उसको जब तक 
कि उनके धाम में न पहुँचे, जनम देकर और कमाई 
करा कर रास्ता तै कराते जाते हैं और जब २ देह छूटे, 
तब उसको ऊचे से ऊंचे देश में, उसकी कमाई के 
मुवाफिक पहुँचा कर बासा देते है और जिस जनम में 
निज धाम मे पहुँच गया, तब ही काम पूरा हो गया और 
फिर जनम लेने की जरूरत नहीं रही। 


१५ - खुलासा यह है कि संत सलगुरु ऐसे दयाल 
हैं कि जब तक उनका जीव निज धाम मे न पहुँचे, तब 
तक उसको जनम देकर और हर जनम मे कमाई करा 
कर मृत्यु के समय आप उसके अतर में प्रकट होकर 
उसको अपने सग ऊँचे देश में लेजा कर बासा देते हैं 
और वहाँ भी उसकी खबरगीरी और सम्हाल करते रहते 
है यानी बचन सुना कर उसकी प्रीति और प्रतीत को 
बढ़ाते रहते हैं कि वही ताकत लेकर जीव दूसरे जनम 

में ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करता चला जाता है और. 


| ३१६ ]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


इस तरह एक दिन निज धाम में पहुँच कर निःचित हो 
जाता है। 


१६ - सत सतगुरु की दया ज़्यादा से ज्यादा है। 
उसकी महिमा कहन सुनन से ज्यादा है। ऐसी दया 
कभी किसी ने नहीं करी और न कोई कर सकता है 
यानी जो जीव कि उनकी सरन में आये और लन मन 
धन से उनकी भक्ति करी, तो सिर्फ उनका ही उद्धार 
नहीं बल्कि उनके कुटुस्बियो तक का उद्धार फरमाते है 
यानी जिस कदर जिसकी भक्ति है, उसी कदर उसकी 
और उसके कुटुम्ब की रक्षा और सम्हाल और उद्धार 
करते है यानी तीन कुल और सात कुल और जो सबसे 
बढ़ कर भक्ति होवे तो बे-शुमार जीवों का उद्धार उसके 
वसीले से हो जाता है। 

१७ - कुलो की तफसील यह है कि तीन कुल मे 
एक अपने माँ बाप का, एक नन्साल का और एक 
ससुराल का और सात कुल में तीन पुश्त भक्त की, दो 
नन्साल और दो ससुराल की, यानी भक्त के (१) माँ 
बाप और (२) दादा दादी और (३) भक्त की औलाद 
और (४) नाना नानी और (५) मामा मामी और 
(६) सास ससुर और (७) साला और सलहज का 
उद्धार होता है। 

१८ - अब गौर करना चाहिये कि किस कदर 
महिमा सुरत शाब्द मार्ग की हे कि जिससे बढ़ कर 
अभ्यास कोई रचना भर में नही है यानी शब्द की धार 
पर जो कि रूह और जान की धार है, अभ्यासी सवार 
होकर निज घर को जाता है। प्राण की धार सुरत की 
धार से चैतन्य है, और कुल्ल धारें (जो कि माया के घेर 


| २१] दूसराभाग [ ३१७ | भाग 


से निकली हैं) सुरत की धार से ताकत लेती हैं फिर 
सुरत यानी जान की धार से बढ़ कर कोई धार नही 
रची गई। इस वास्ते सुरत शाब्द मार्ग से बढ़ कर कोई 
अभ्यास नहीं हो सकता। अब इसके आसान और 
निर्विघ्न होने की क्या सिफत की जावे कि लड़का और 
जवान और बूढ़ा इस अभ्यास को बगेर किसी किस्म के 
खतरे के अपने गृहस्थी में बैठे हुए और उद्यम करते 
हुए, थोड़े शौक के साथ सत सतगुरु का बल लेकर 
कर सकते हैं। ऐसा मार्ग आज तक प्रकट नही हुआ, 
नहीं तो पिछले वक्‍त के लोग क्यों हठ जोग और 
प्राणायाम वगैरा के साधन मे पचते और खपते और 
फिर भी पूरा फल यानी सच्चा उद्धार हासिल नही 


इुआ। 


१९ - सिवाय इसके सुरत शब्द मार्ग की एक ओर 
भारी सिफल यह है कि जो कोई इसका अभ्यास करता 
है, वह भारी से भारी कष्ट और क्लेश और खौफ और 
चिन्ता में, थोड़ी तवज्जह अपने अन्तर में ऊँचे के देश 
की तरफ करने से, फौरन थोड़ा बहुत बचाव यानी 
रफाह हासिल कर सकता है। ऐसे वक्‍त में इस दुनिया 
में कोई किसी का मददगार नहीं हो सकता, लेकिन 
शब्द का अभ्यास फौरन थोड़ी बहुत उसकी कमाई के 
मुवाफिक मदद दे सकता है। यह बात इस दुनिया में 
नापैद है, मगर संत सतगुरु की दया से, अदने से 
अदने जीव को जो उनकी सरन मे आया, सहज में 
प्राप्त हो सकती है। यह महिमा इस अभ्यास की सब से 
भारी है। 


| ३१८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


२० - इसी तरह सत सतगुरु की दया और मेहर 
की बड़ाई का ख्याल करो कि जो जीव सच्चे मन से 
सरन में आया, उसका उद्धार और उसके कुटुम्ब का 
उद्धार अपनी दया से आप करते है यानी अपनी मेहर 
का बल देकर और थोड़ा बहुत अभ्यास करा कर 
उसको ऊचे देश में आप ले जाते हैं और फिर तीन चार 
जनम देकर और हर जनम में ज़्यादा कमाई करा कर 
निज घर मे पहुँचा कर, सच्चा और पूरा उद्धार फरमाते 
हैं। ऐसी दया न कभी हुई और न सिवाय सत सतगुरु 
के और कोई कर सकता है। पिछले जमाने में हज़ारों 
और सैकड़ों वर्ष लोगो ने तप जप वगेरा बड़ी मेहनत 
और तकलीफ के साथ किये, पर सिवाय शुभ कर्म के 
और फल नहीं मिला और न उनका सच्चा उद्धार 
हुआ। 

२१ - अब सुरत शब्द मार्ग और सत सतगुरु की 
दया की ऐसी महिमा सुन कर जो जीवों को प्रतीत न 
आवे और उनके हिरदे में प्रीति और शौक न जागे तो 
जानना चाहिये कि वे महा अभागी हैं और काल और 
माया के साथ उनका सजोग लगा हुआ है कि जिसके 
सबब से वे उन्हीं के घेर और जाल में फॅसे रह कर 
बारम्बार जनमेंगे और मरेंगे और ऊँची नीची जोनो मे 
भरम कर दुख सुख सहते रहेंगे और कोई उनकी 
सहायता नहीं करेगा। 


२२ - सत सतगुरु बचन से जीवो को समझाते 
बुझाते है, और जो कोई न माने तो उस पर किसी तरह 
का जोर और दबाव नहीं डालते यानी जीवों की 
आजादगी में जो मौज से हर एक को दी गई है, दखल 


| ३० ] दूसराभाग [ ३१९ | भाग 


नहीं देते। जो उनके बचन की प्रतीत लाकर उनकी 
जुक्ति का अभ्यास करेगा, वह परम पद को पावेगा 
और जो नही मानेगा वह काल देशा में भरमता रहेगा। 


बचन ३० 


कुदरती सबूत इस बात का कि सिफ 
राधास्वामी मत मे असल भेद सच्चे मालिक 
और उसकी कुदरत का और सच्चा और 
पूरा तरीका जीव यानी सुरत के सच्चे और 
पूरे उद्धार का वर्णन किया है और जिसके 


समझने और अभ्यास करने के वास्ते कुछ 
खास जरूरत विद्या के पढ़ने की नही है यानी 
राधास्वामी मत के भेद और जुगल को मर्द 
और औरत, पढ़े लिखे और अनपढ़, सब 
आसानी से समझ सकते है और उसका 
अभ्यास मेहर और दया से बे-खलरे और 
निर्विघ्न कर सकते हैं। 

१ - सत सतगुरु राधास्वामी दयाल फरमाते हैं कि 
कुल्ल रचना में तीन दरजे हैं। एक निर्मल चैतन्य देश 
जहाँ चैतन्य ही चैतन्य है और माया की मिलोनी नहीं है 


और यही देश संत देश और दयाल देश कहलाता है 
और इसी देश के ऊपर की तरफ कुल्ल मालिक का 


| ३२०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
धाम है ओर वह अपार और अनत हे और यहीं से आदि 
शब्द की धार प्रकट हुई, जिसने किसी कदर फासले 
पर ठहर कर अगम लोक और अलख लोक और 
सत्तलोक की रचना करी। 


२ - दूसरा दर्जा ब्रह्मांड कहलाता है। इसमें निर्मल 
माया प्रकट हुई और चैतन्य से मिल कर इस देश में 
रचना हुई और वह रचना जोत निरंजन ने (जो कि दो 
कला सत्तलोक से निकस कर नीचे आई) करी। 


३ - तीसरा दर्जा निर्मल चैतन्य और मलीन माया 
देश है, जहाँ देवता और मनुष्य और असुर और बाकी 
चारों खान के जीव, पशु और परिंद और कीड़े मकोड़े 
और वनस्पति वगैरा पैदा हुए। 

४ - इसी देश में मनुष्य स्थूल देह में बैठ कर 
अनेक पदार्थो यानी इस्त्रियो के भोगों में और कुटुम्ब 
परिवार के सग बॅँध गये हैं। अब जो कोई कि आप 
छूटा हुआ है या छूटे हुए का संग करके अपने छूटने 
का सच्चा होकर जलन कर रहा है और थोड़े अर्स में 
जो धुर मंजिल पर पहुँचने वाला है, वह बँघे हुए जीवो 
के बधन काट कर निज घर में लेजा सकता है, लेकिन 
शर्त यह है कि जीव उसके बचन को माने यानी उसकी 
हिदायत के मुवाफिक अभ्यास करें और जो हालत कि 
सच्चे अभ्यासियों पर गुजरती है, वह जीते जी देखते 
जावे और उस हालत के मुवाफिक उनकी रहनी 
दिन २ बदलती जावेगी । 


५ - सतो ने फरमाया है कि कुल्ल रचना धारो की 
है और वह धारें सूक्ष्म देश में सूक्ष्म हैं और रथूल देश 
मे स्थूल हो गई हैं। इस वास्ते जिस धार के साथ सुरत 


| ३० ] दूसराभाग [ ३२१ | भाग 

नीचे उतर कर आई, वह उसी धार को पकड़ के अपने 
निज देश को लौट सकती है। यही धार नूर और जान 
और शाब्द की धार है। सो शाब्द की धुन को पकड़ के 
स्थान २ पर चढ़ना और चलना चाहिये, क्योकि शब्द 
की बराबर कोई सच्चा ओर पूरा गुरू नहीं है और शब्द 
ही अँधेरे मे प्रकाश करने वाला और रास्ता दिखा कर 
धुर पद में पहुँचाने वाला है। 


६ - बच्चे की पेदायश और उसके जिस्म के बढ़ाव 
से और भी मोत के वक्‍त रूह के खिचाव की हालत को 
देख कर साफ जाहिर होता है कि सुरत रूह की धार 
मस्तक से उतर कर जा ब जा पिंड मे फैली है और 
जाग्रत के समय निज बैठक उसकी आँख के तिल में 
है, क्योंकि जहाँ तिल जरा भी ऊपर की तरफ को 
खिचा, फौरन देह और इन्द्रियां वगेरा बेकार हो जाती 
हैं। फिर जो हालत कि सुरत के खिंचाव की अपने 
भडार यानी मस्तक की तरफ जैसा कि मौल के वक्त 
होती है, अपने जीते जी यानी इसी जिंदगी मे अभ्यास 
की मदद से होती जावे, तो ऐसे अभ्यासी को फौरन 
सबूत इस बाल का मिल जाता है कि रूह के खिचाव 
में आसानी से बधन अंतर और बाहर के ढीले हो जाते 
हैं और दुख सुख ससार की हानि और लाभ का और 
देह और कुटुम्ब परिवार का बहुत कम व्यापला है और 
अतर मे आनन्द और सरूर थोड़ा बहुत मिलता जाता 


हे। 


७ - संत कहते हैं कि यह दुनिया नाशमान है और 
कोई चीज यहाँ स्थिर नहीं है और भोग और बिलास भी 
यहाँ के लुच्छ हैं यानी पूरी शान्ति उनसे हासिल नहीं हो 
सकती । इस वास्ते इस ससार में बर्ताव जरूरत के. 


| ३२२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


सुवाफिक और मुनासिब तौर पर चाहिये कि जिसमें 
गहरा बधन और गिरिफ्तारी न हो जावे, नहीं तो थोड़े 
से सुख के साथ दुख और तकलीफ भी सहनी पड़ेगी । 


८ - और हर एक आदमी को चाहे मर्द होवे या 
औरत लाजिम है कि गहरे और ठहराऊ सुख की प्राप्ति 
के लिये थोड़ा बहुत जतन ज़रूर करें और वह सुख 
सिर्फ निर्मल चैतन्य देश में जहाँ काल और माया नहीं 
है, प्राप्त हो सकता है। इस वास्ते उस देश में पहुँचने 
की जुगल सत सतगुरु से दरियाफ्त करके अपने घट 
मे उसका अभ्यास करना चाहिये, तो थोड़ा बहुत 
आनन्द अतर में मिलना शुरू हो जावेगा और वही 
आनद रफ़्ता रफ्ता अभ्यासी की प्रीति और प्रतीत को 
जगा कर बढ़ता जावेगा और एक दिन निज घर मे 


पहुँचा देगा। 


९ - अब हर एक आदमी को चाहे औरत होवे या 
मर्द इन बातों पर जो नीचे लिखी जाती हैं और जो 
रोजमर्रा उनकी नज़र से गुज़रती है या जिन का बर्ताव 
रोजमर्रा उनकी देह यानी उनके आपे में जारी है, गौर 
करके अपने जीव के कल्यान के वास्ते और भी वास्ते 
फायदे और आराम के इस दुनिया में जरूर कार्रवाई 
मुनासिब मुवाफिक हिदायत संतों के करना चाहिये, 
नहीं तो यहाँ भी और आइंदा भी बहुत कष्ट और कलेश 
सहना पड़ेगा और फिर उसके दूर करने का जलन 
बहुत मुश्किल हो जावेगा और फिर पछलाने और 
अफसोस करने से कुछ हासिल नही होगा। और वह 
बातें यह हैं :- 


| ३० ] दूसराभाग [ ३२३ | भाग 


१० - सुरत रूह कुल मालिक राधास्वामी दयाल 
की अस है, जैसे सूरज और सूरज की किरन, क्योकि 
कुल्ल कार्रवाई रचना की सुरतों के द्वारे हो रही है और 
सम्हाल उसकी कुल्ल मालिक जो सब सुरतो का भडार 
है, कर रहा है यानी एक एक सुरत एक एक पिंड में 
बैठ कर चाहे वह पिंड जमीन पर है या आसमान मे, 
उसकी कार्रवाई कर रही है और यह बाल जिस वकल 
से कि पिड का जहूर और बनाव शुरू होता है ओर जब 
तक कि वह पिंड कायम रहता है और यानी जब तक 
कि सुरत उसमे ठहरती है, इस दुनिया मे इन आखो से 
दिखलाई देती है। देखो किसी दरख्त के बीज को, 
जिस वक्त कि उसमें से कुला फूटता है यानी सुरत की 
धार अपना जहूर करती है, उसी वक्त से तमाम 
शक्तियाँ कुदरत की (खैच शक्ति, हटाव शक्ति, बनाव 
शक्ति, सहार शक्ति, चुम्बक शक्ति, बिजली की शक्ति 
और रोशनी की शक्ति वगेरा ) और पाँच तत्व (आकाश, 
हवा, अग्नि, पानी ओर पृथ्वी) और तीन गुण (सतोगुण, 
रजोगुण और तमोगुण) जिनका नमूना यहाँ पर 
आक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस है, हाजिर 
होकर सुरत रूह की ताबेदारी में, आपस में रल मिल 
कर पिंड के बनाव और बढ़ाव और सम्हाल में मदद 
देते हैं और जब तक रूह उस पिंड में ठहरी रहे, तब 
तक बराबर इसी तरह खिदमत और सेवा करते हैं और 
जिस वक्त कि रूह पिंड को छोड़ती है, उसी वकल 
आपस में लड़ भिड़ कर उसका रूप और रग बिगाड़ 
कर सब हट जाते है, सिर्फ पृथ्वी तत्व का कारज यानी 
खाक पड़ी रह जाती है। यही हाल कुल्ल जानदारों का 
वक्‍त पैदाइश से और अखीर दम तक इन आँखों से 


| ३२४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


जिस कदर कि मुमकिन है, नजराई देता है और यही 
सबूत इस बात का है कि यह सुरत उस कुल्ल मालिक 
की अंस है, क्योकि जब इसकी ताकत ऐसी बड़ी है कि 
जहाँ यह अपना जहूर करे यानी इसकी प्रथम धार 
प्रकट होवे, उसी जगह और उसी वक्त से तमाम 
कुदरत की शक्तियाँ और मसाला इसकी ताबेदारी में 
हाजिर होकर कार्रवाई करते हैं। फिर वह भडार कि 
जिसकी यह सुरत एक जर्रा है, कुल्ल का कर्त्ता और 
कार-फरमा यानी सर्व समर्थ हुआ और उसी का नाम 
सत्तपुरुष राधास्वामी दयाल है और यह सुरत उसकी 
अस साबित हुई । 


११ - माया एक पदार्थ ड्रुबार रूप और जड़ है। 
सुरत चेलन्य की धार के मिलने से इसमे से पॉच तत्व 


और तीन गुन और अनेक शक्तियाँ जो कि रचना का 
मसाला और कारकुन हैं, पैदा हुई। यह माया, वक्त 
उतार सुरत के अपने घेर मे उसका गिलाफ होती चली 
आई, यानी तह पर तह उस पर चढ़ते गये, यहाँ तक 
कि इस लोक में सुरत निहायत स्थूल गिलाफ यानी 
पिंड में बैठ कर, उसके औजार यानी इन्द्रियो के द्वारे 
कार्रवाई करती है और इसी तरह सूक्ष्म देह से सूक्ष्म 
रचना में, जिसको स्वप्न देश और आलमे मलकूल 
कहते हैं, कार्रवाई करती है। अब जब तक कि सुरत 
माया के घेर के यानी रचना के तीसरे और दूसरे दरजे 
के पार न जावे तब तक अपने निज देश मे पहुँच कर 
परम सुख को प्राप्त नहीं होगी। 


१२ - माया के गिलाफ को देही कहते हैं और इस 
का जड़ होना इस तरह पर साबित हे कि जब आदमी 


| ३० ] दूसराभाग [ ३२५ | भाग 

सो जाता है, उस वक्‍त उसको अपनी देह और दुनिया 
की कुछ खबर नही रहती या जब डाक्टर लोग क्लारोफार्म 
सुँघा देते हैं और उसके सूँघने से रूह की धार आँख 
के मुकाम से (जहाँ कि उसकी जाग्रत अवस्था मे बैठक 
है) हट जाती है, तब बदन काट डालते हैं और उसका 
कुछ दर्द और दुख नही होता या यह कि जाग्रत में कोई 
दुख या दर्द या तकलीफ हो रही है और जब नीद आ 
गई, फिर वह दुख नही व्यापता बल्कि स्वप्न अवस्था 
मे सूक्ष्म शरीर से भोग विलास और ऐश और आराम 
करता है और स्थूल देह के रोग सोग और चिन्ता का 
वहाँ ख्याल भी नहीं रहता। इसी तरह जब गहरी नीद 
मे सो जाता है, लब सूक्ष्म शरीर और उसकी कार्रवाई 
भी मोकूफ हो जाती है। इस बयान से इन दोनो शारीरों 
का यानी स्थूल और सूक्ष्म का गिलाफ होना साबित हो 
गया ओर यह कि सुरत रूह का स्वरूप उनसे बिलकुल 
जुदा है और उसी की धार से यह चैतन्य हैं और धार 
के खिच जाने पर बेकार हो जाते हैं। 

१३ - जितने भोग बिलास हैं, उनका सुख और रस 
स्वाद, सुरत की धार के वसीले से मालूम होता है। जो 
वह धार शामिल न होवे तो कोई स्वाद और रस नही 
आवे। और स्वप्न अवस्था की कार्रवाई का विचार करने 
से साबित होगा कि सर्व सुख, रस और स्वाद सुरत 
चैतन्य की धार में हैं, क्योकि स्वप्न अवस्था में कुल्ल 
इस्त्रियो के भोग करता है और उस वक्त वहाँ कोई 
पदार्थ बाहर मौजूद नहीं होता और न स्थूल इन्द्रियो 
कुछ काम करती हैं, फिर सर्व रस और स्वाद और 
उनके भोगने की शक्ति का अंतर में सुरत की 
धार में मौजूद होना साबित हो गया। 


| ३२६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 

१४ - अब गौर करो कि जब सुरत की धार में सब 
रस और सुख मौजूद हैं और यह सुरत एक जर्रा है 
उस कुल्ल मालिक की, जिसका रचना के पहिले दरजे 
में अथाह सिंध रूप करके बासा है और जहाँ माया की 
मिलोनी का गदलापन नहीं है, फिर वहाँ के सुख और 
रस और आनन्द का कौन और कैसे अंदाज़ा कर 
सकता है ? वह आनद बेअंत और अपार है। 


१५ - यह ससार माया का देश है और सुरत का 
निज घर पहिले दरजे यानी राधास्वामी धाम में हे। यहाँ 
शुरू में जोत निरंजन यानी माया ब्रह्म, सुरत को 
सत्तपुरुष से माँग कर नीचे लाये और फिर इस को तन 
मन में घेर कर कर्म जाल में फॅँसाया और तरह २ की 
आसा इस ससार की बॅँधवाई, जिसका नतीजा यह 


हुआ कि सुरत कर्म और बासना के सबब से देह मे 
बारम्बार आती है और उसके संग यहाँ जड़ पदार्थों 
और दूसरे जीवों के संग बँध कर दुख सुख भोगती है 
और जब देह को छोड़ जाती है और जो इसकी चाह 
भोगों मे रही और देही को अपना रूप और इस ससार 
को अपना देश जाना तो बारम्बार उस जबर चाह और 
स्वभाव के मुवाफिक देह धारन करेगी ओर फिर छोड़ेगी 
यानी जनम मरन का चक्कर नही हटेगा और जो दुख 
सुख कि देह के साथ लाजिमी हैं, ज़रूर भोगने पड़ेंगे 
और उन सर्त दुक्खों में कोई इसका सच्चा और पूरा 
सहाई और मददगार नही हो सकता। 

१६ - जब तक कि सुरते इस देश में देहियों के 
साथ बँध कर सुख भोगती रही तब तक सत्तपुरुष 
राधास्वामी दयाल ने खास तवज्जह उनकी तरफ नही 


_ 


| ३० ] दूसराभाग [ ३२७ | भाग 


की, लेकिन जब से कि सुरतों को इस संसार में दुख 
विशेष होने लगा, तब दया करके राधास्वामी दयाल 
संत सतगुरु रूप धारन करके आप इस संसार मे 
प्रकट हुए और अपने बचन से सुरतो को समझाया कि 
यह देश काल का है। रास्ते का भेद और जुगत चलने 
की सुरत शाब्द मारग से बतला कर, अपनी दया के 
बल से उनको अतर में चढ़ाना और आहिस्ता २ पिंड 
से न्यारे करना शुरू किया और ऐसी मोज, मेहर और 
दया से, फरमाई कि जो कोई उनके चरन की सरन 
लेकर, उस जुगल की कमाई सच्चे मन से प्रेम अग 
लेकर शुरू करे, उसको वे आप दया से मदद देते हुए, 
काल और कर्म और माया के विघ्नों से बचा कर, घट 
में एक मुकाम से दूसरे और दूसरे से तीसरे और इसी 
तरह धुर धाम में पहुँचा कर चरनो में बासा देंगे कि 
जहाँ हमेशा के वास्ते परम आनद को प्राप्त हो कर, 
दर्शन के बिलास का सुख और आनद लेता रहे। सुरत 
शाब्द मार्ग से मतलब यह है कि जिस धार पर सुरत 
उतर कर आई, उसी धार को पकड़ कर लौट जावे 
और वही धार रूह और जान और अमृत और नूर और 
शब्द की धार है यानी आवाज आसमानी को सुनते इए, 
जहाँ से कि वह आवाज़ आती है उस मुकाम पर 
पहुँचना | 
१७ - जो जीव कि इस बचन को सुन कर और 
ऊपर की लिखी हुई बातों का अपने मन में गौर और 
विचार करके समझेंगे कि जो कि इस देह और देश को 
छोड़ना जरूर पड़ेगा और जो बासना देह और भोगों 
की रही तो जन्म लेना भी जरूर होगा, इस वास्ते 
जनम मरन और देह के दुख सुखों से बचने की नज़र | 


| ३२८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


से और वास्ते हासिल करने परम आनद के, सुरत के 
निज देश में, मुनासिब और जरूर है कि आख के 
स्थान से सुरत को अतर में ऊचे की तरफ (जहाँ कि 
सुरत का निज देश है) उल्टाने का जतन, जेसा कि 
राधास्वामी दयाल ने बताया है, किया जावे तो उनको 
वक्‍त तलाश, मोज से ज़रूर पता राधास्वामी दयाल के 
सतस का मिल जावेगा और वहाँ से जुगत अभ्यास 
की भी मालूम हो जावेगी और जब वह सच्चे मन से प्रेम 
के साथ अभ्यास शुरू करेंगे, तब उनको राधास्वामी 
दयाल अपनी मेहर और दया से, अतर और बाहर 
मदद करते जावेंगे कि जिसमें उनका रास्ता 
आहिस्ता २ तै होता जावे और एक दिन धुर धाम में 
पहुँचा देंगे । 

१८ - और जो जीव कि इस बचन की प्रतीत न 
करके ससार और उसके भोग बिलास में फॅसे रहेंगे, वे 
ब-दस्तूर जनम मरन और देहियो के साथ जो दुख सुख 
लाजिमी हैं, भोगते रहेंगे, और काल के जाल से 
छुटकारा उनका नही होगा, क्योकि सिवाय सत सतगुरु 
के और किसी की ताकत नही है कि जीवो को काल के 
जाल से निकाल कर निज घर में पहुँचावे। रास्ते के 
यानी तीसरे और दूसरे दरजे के मुकामो में जोगी और 
जोगीश्वर और दूसरे महात्माओं की मदद से चाहे कोई 
पहुँच जावे, पर कुछ अर्से तक सुख भोग कर फिर नीचे 
उतारा जावेगा यानी जनम मरन की फासी चाहे जल्द 
होवे या देर करके, काटी नही जावेगी और निज घर मे 
जो कि माया के घेर के पार है, बासा नहीं पावेगा। 


| ३० ] दूसराभाग [ ३२९ | भाग 

१९ - तीर्थ व्रत और मूर्ति पूजा और जप तप 
आदिक साधन करने वाले और विद्या के पढ़ने वाले 
लोगों को, इन कामो के करने से सच्ची मुक्ति का फल 
नहीं मिल सकता, क्योकि इन कामों का कुछ भी 
ताल्लुक सुरत रूह की धार से जो मस्तक से उतर कर 
आँखों के मुकाम में ठहरी है, नही है और न इनका 
असर कुछ उस पर पहुँचता है, फिर यह काम मुक्ति के 
साधन कैसे हो सकते हैं ? मुक्ति या उद्धार बंधनों से 
छूटने और निज घर में (जहाँ माया नहीं है) पहुँचने का 
नाम है और जब कि सुरत ब-दस्लूर आँखों के मुकाम 
पर तन मन और इन्द्रिय और जगत मे बँधी रही और 
कुछ भी उसको इस स्थान से तरफ अपने निज घर के, 
हरकत नही हुई तो बंधन कैसे छूट सकते है ओर सुरत 
और मन ऊपर की तरफ को केसे चढ़ सकते है ? इस 
वास्ते जिस कदर बाहरमुख कार्रवाई कि कुल्ल मतों मे 
जो आज कल जारी हैं, हो रही है वह सब शुभ कर्म का 
फल यानी थोड़े अर्स के वास्ते सुख दे सकती है, पर 
सच्चे उद्धार की प्राप्ति के लिये यह कार्रवाई कुछ काम 
नहीं दे सकती। 


२० - इसी तरह जो लोग किसी मत मे अन्तरमुख 
कार्रवाई करते हैं यानी मुकाम नाफ या हिरदे या किसी 
और चक्र में (जो छः: चक्र में शामिल है) अभ्यास नाम 
का या ध्यान वगेरा या पवन का रोकना या ठहराने का 
जलन कर रहे हैं और उस कार्रवाई का सिलसिला 
सुरत की धार से नहीं लगा हुआ है, तो वे भी सत मत 
के मुवाफिक बाहरमुखी हैं। क्योंकि घट दो हैं, एक 
रथूल ताल्लुक पिंड के, उसमें छः चक्र है और दूसरा 

सूक्ष्म यानी निज घट जो मस्तक में है। यह दोनों, 


| ३३० |] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


आपस मे मुँह मिला कर गर्दन के मुकाम पर जमे हुए 
है। एक नीचे का घट सीधा और ऊपर का घट उल्टा 
रक्खा हुआ है। कुल्ल शक्तियाँ और क्ुव्वतें ऊँचे दरजे 
की निज घट में हैं और कुल्ल मालिक और भी सुरत 
का बासा निज घट में हैं। फिर जो अभ्यास कि निज 
घट तक उसका सिलसिला या असर नहीं पहुँचता है, 
वह बाहरमुखी और खारिज है। उससे रूह सुरत पर 
कोई असर नहीं पहुँचता और इस वास्ते वह सच्ची 
मुक्ति का साधन नहीं हो सकता। 


२१ - जान की धार से बढ़कर रचना भर में कोई 
दूसरी धार नहीं है। कुल्ल धारें सुरत यानी जान की 
धार के आधीन हैं यानी इसी धार से चैतन्य हैं। फिर 
सुरत शाब्द मार्ग से (जिसमे सुरत रूह को उसकी धार 


से जो ऊपर से आ रही है, मिला कर ऊपर की तरफ 
चढ़ाया जाता है) बढ़कर कोई दूसरा रास्ता या जतन 
असल में पैदा नही हुआ और न हो सकता है। इस 
वास्तै कुल्ल जीवों को चाहिये कि अपने जीव के 
कल्यान के वास्ते सिर्फ इसी रास्ते पर चले यानी सुरत 
शब्द जोग की जुगती कमावें और दूसरे झगड़ों और 
बखेड़ों मे न पड़े, नही तो मुफ्त तन मन धन बरबाद 
करेंगे और हासिल उसका सिवाय थोड़े अर्से के सुख के 
और कुछ नहीं होगा और जब वह पुण्य कर्म जिन से 
सुख हासिल हुआ, खलम हो जावेगा, फिर जनम मरन 
के चक्कर में गिरफ्तार होकर नीची ऊँची जोनों मे 
चक्कर खावेगा ओर अपने कर्म और बासना के मुवाफिक 
दुख सुख भोग करेगा। 


| ३ ] दूसराभाग [ ३३१ | भाग 
बचन ३१ 


वर्णन इस बाल का कि संत मत के 
मुवाफिक राधास्वामी पद कुल्ल का अखीर 
और सिद्धान्त हे और यही अपार और अनत 
है। इसके परे और कोई पद नहीं है और न 
हो सकता है। 

१ - सब सतसगियो को इस बात का पूरा निश्चय 
होना चाहिये कि राधास्वामी धाम कुल्ल का आदि और 
अंत पद है और उसके परे कोई और पद नहीं है और 
न हो सकता है। 


२ - कुल्ल रचना में तीन दरजे हैं। एक निर्मल 


चैतन्य देश जहाँ सिवाय चैतन्य के दूसरा नहीं है। 
दूसरा ब्रह्म और शुद्ध माया देश जिसको ब्रह्माण्ड कहते 
हैं और जहाँ ब्रह्म (यानी ब्रह्माण्डी मन) प्रधान है। 
तीसरा पिंड यानी जीव और मलीन माया देशा, जहाँ 
माया प्रधान है। 


३ - इन्हीं तीन देश और उन तीनों देश के प्रधानों 
के मुवाफिक कुल्ल रचना में तीन दरजे हो गये। कुल्ल 
जिस्मों में चाहे वह जर्रे के मुवाफिक होवें या सूरज के, 
हर एक में वह तीन दरजे मौजूद हैं। इन दरजों को 
मस्तक, काया और चरन कहते है और उसी मुवाफिक 
यह तीन दरजे यानी उत्तम, मध्यम और निकृष्ट यानी 
आला, औसत और अदना मुकर्रर हुए। 

४ - रचना में मस्तक यानी आला और ऊंचा 
दरजा निर्मल और महा विशेष चैतन्य का भण्डार है, 


| ३३२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


और मध्यम दरजा यानी काया, विशेष चैतन्य यानी 
ब्रह्माण्डी मन का (जिसको ब्रह्म कहते हैं) देश है। इसी 
के यह फुरना हुई कि मैं सत्तलोक यानी ऊँचे दरजे के 
मुवाफिक रचना करू और एक से अनेक हो जाऊं और 
पिंडी मन इसी की अस यानी कारज है और तीसरा 
दरजा जिस को चरन और निकृष्ट करके कहा है, माया 
का देश है। यहाँ जड़ता यानी लमोगुन विशेष है और 
देह और उसके औजार इन्द्रियां वगैरा उसका कारज 
है। 

५ - अब समझना चाहिये कि कुल्ल रचना में तीन 
प्रधान हैं और हर एक का खास या निज देश जुदा 
जुदा है यानी उस खास देश में उसी की प्रधानता यानी 
विशेषता है और वह तीनों प्रधान यह हैं। पहिले सुरत 
चैतन्य जिसका निज देश पहिला दरजा है और वही 
सब से ऊँचा और उत्तम है। दूसरा मन, जिसका निज 
देश दूसरा दरजा यानी ब्रह्माण्ड है, तीसरी माया 
जिसका निज देश तीसरा दरजा यानी पिंड (जो कि 
निकृष्ट है) समझना चाहिये। इन्ही तीन से कुल्ल रचना 
दूसरे ओर तीसरे दरजे मे प्रकट हुई और ठहरी हुई है, 
लेकिन पहिले दरजे यानी दयाल देश में निर्मल रुहानी 
रचना है और वहाँ मन और माया बिलकुल नही हैं। वहाँ 
की रचना का गिलाफ हुबाबी, निहायत लतीफ और 
रूहानी है। माया की मिलोनी वहाँ नहीं है। इसी सबब 
से वह देश महा उत्तम और महा आनद का भडार है। 

६ - अब मालूम होवे कि हर एक दरजे में दो दो 
भाग हैं। एक ऊपर का और एक नीचे का। और हर 
एक भाग में तीन २ दरजे है यानी हर एक बड़े दरजे 


| ३ ] दूसराभाग [ ३३३ | भाग 

में छ: छोटे दरजे हुए। चुनाचे पिण्ड में छ: दरजे यानी 
चक्र हैं। इसी तरह ब्रह्माण्ड मे भी तीन ऊँचे भाग के 
दरजे और तीन दरजे नीचे के भाग में (जहाँ कि तीनों 
गुण ब्रह्मा, विष्णु महादेव का निज रूप है ) हैं और ऐसे 
ही अव्वल दरजे में भी छः स्थान का भेद किया है। 
सबमे ऊँचा दरजा अपार और अनत और अथाह और 
अगाध है और वही कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल का 
निज धाम है। 


७ - अब गौर करके समझना चाहिये कि जब कि 
इस रचना मे तीन प्रधान का मौजूद होना साफ जाहिर 
है यानी हर एक जानदार में (१) सुरत रूह और (२) 
मन और (३) देह और इन्द्रिय वगेरा मौजूद मालूम होते 
हैं और इन्हीं तीन के वसीले से कुल्ल कार्रवाई हो रही 


है यानी सुरत चैतन्य कुल्ल की कर्ता और प्रेरक है और 
मन उससे ताकत लेकर अपनी कार्रवाई करता है यानी 
संकल्प विकल्प उठाता है या आँकि पहिले उसमे गुप्त 
फुरना या हिलोर होती है (यानी तरंग उठती है) और 
फिर उसी मुवाफिक देह और उसके औजार इद्रियाँ 
प्रकट कार्रवाई करती हैं और सिवाय इन तीनो के और 
कोई कारज कर्ता या कारज देने वाला नही है। 

८ - और जब कि इन तीनों यानी (१) सुरत, 
कारज करता और (२) मन और (३) देह इन्द्रिया 
वगेरा के सिवाय और कोई नही है और इन तीनो का 
देश जुदा २ मुकर्रर हो गया, तो इन तीन देशों के परे 
और कोई देश या दरजा नहीं हो सकता । इस वास्ते 
जो कोई ऐसा कहे कि राधास्वामी धाम के परे और भी 
मुकाम मुमकिन है, यह कहना उसका महज गलत और 


| ३३४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


ना-दुरुस्त है और इस वास्ते राधास्वामी धाम ही कुल्ल 
का अखीर और सिद्धान्त पद है और इसके परे दूसरा 
पद हरगिज़ नहीं हो सकता । वही पद अपार और अनत 
और अथाह है। उसमें कोई दरजा या भाग का होना 
मुमकिन नहीं है। 

९ - इस वास्ते कुल्ल जीवो को जो राधास्वामी मत 
मे शामिल होवे, इस बचन को अच्छी तरह समझ कर, 
पूरा निश्चय कुल्ल मालिक राधास्वामी का हिरदे में 
धारन करके, उन्हीं के चरनों में पहुँचने की आसा दृढ़ 
करके जतन में लगना चाहिये और किसी तरह का 
भरम और सन्देह अपने चित्त में इस किस्म का न लाना 
चाहिये कि जब वेद मत के सिद्धान्त के परे सत मत 
का सिद्धान्त उससे ऊँचे देश मे समझा गया, तो शायद 
आइन्दा इसके भी परे कोई दूसरा मल अपना सिद्धान्त 
पद जाहिर करे, क्योकि ऊपर के लिखे हुए बचन से 
साफ जाहिर ओर साबित होता है कि राधास्वामी पद के 
परे और कोई देश का होना ना-मुमकिन है और जो 
कोई अपने मत की बडाई दिखाने को कोई पद अपनी 
तरफ से नया नाम रख कर बयान करे तो उसका 
कहना बिलकुल झूठ और ना-मुमकिन समझना चाहिये 
और पहिले तो वह पिण्ड और ब्रह्माण्ड और उसके परे 
सत अथवा दयाल देश का भेद तफसील के साथ नही 
बयान कर सकेगा क्योकि किसी मत में यह भेद खोल 
कर जैसा कि सतों ने दया करके फरमाया है, किसी 
दरजे तक का भी नहीं लिखा है, फिर जो कोई कि 
झूठा दावा करे ओर थोड़ा बहुत भेद रास्ते का भी बयान 
करे, तो जानना चाहिये कि वह राधास्वामी मत की 


| ३ ] दूसराभाग [ ३३५ | भाग 
किताबों की चोरी करके कहता है और जो उसकी 
कहन की ब-गौर जाँच की जावेगी, तो जरूर उसकी 
चोरी और नादानी भेद के उलटे पल्टे या नीचे ऊपर के 
बयान मे निकल आवेगी। 


१० - इस वक्त मे जो रास्ते का भेद इस कदर 
खोल करके कहा गया है, यह कुल्ल मालिक 
राधास्वामी दयाल ने आप सल रूप धर कर प्रकट 
किया है। किसी पिछले सत ने भी इस तरह सफाई 
और आसानी के साथ नही खोला। फिर किसी जीव की 
क्या ताकत कि जो इस किस्म का भेद कह सके, 
सिवाय उस हालत के कि उसने खुद संत सतगुरु से 
सीखा और समझा होवे? अब संशय और भरम छोड़ 
कर पूरा और पक्का निश्चय राधास्वामी के बचन का 
मन में धारण करके, सच्ची और पक्की आसा उनके 
चरनों में पहुँचने की बाँध कर, सुरत शाब्द मार्ग का 
अभ्यास शुरू करना चाहिये और उनकी दया का बल 
लेकर आहिस्ता २ रास्ता तै करना चाहिये। संत सतगुरु 
राधास्वामी दयाल की मेहर से एक दिन धुर पद में 
पहुँच कर परम आनद को प्राप्त होगा और वहीं विश्राम 
पावेगा ओर मालूम होवे कि राधास्वामी मत के अभ्यासी 
को कुल्ल मतों का सिद्धान्त और फिर वेद मत का 
सिद्धान्त पद रास्ते में मिलेगा और वहाँ की सैर करके 
अभ्यासी की सुरत ऊपर चढ़ कर राधास्वामी के निज 
धाम मे पहुँच कर परम आनद को प्राप्त होवेगी । 


| ३३६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


बचन ३२ 


शब्द द्वारे सुरत अपने निज घर में (जो 
कि राधास्वामी धाम है) पहुँच सक्ती है। और 
द्वारो से धुर मज़िल तक नहीं पहुँचेगी। कही 
न कहीं रास्ते में अटक रहेगी और कारज 
पूरा नही बनेगा। 


१ - जितने द्वारे पिण्ड मे हैं, उन सब पर रूह की 
धार उत्तर कर, भोग बिलास और ससार का कारज 
करती है, सो इन सब द्वारो से सुरत के सिमटाव का 
जतन मुमकिन है यानी चाहे जिस द्वारे से जो कोई 
सुरत को उलटाना चाहे तो वह उलट सकती है। 

२ - कुल्ल द्वारे पिंड में नौ हैं यानी दो द्वारे आँखों 
के, दो कानों के, दो नासिका के, एक मुख, एक लिग 
यानी पेशाब की इन्द्रिय और एक गुदा यानी पाखाने की 
इच्द्रिय। 

३ - जाग्रत अवस्था में अगर्चे सुरत की धार सब 
इद्रियों के द्वारे पर मौजूद हो कर कार्रवाई करती है, 
पर आँख के मुकाम पर उसकी खास बैठक समझी 
जाती है, क्योकि पुतली के ज़रा से खिचाव और चढ़ाव 
में फौरन देह और कुल्ल इच्द्रियाँ बेकार हो जाती हैं। 

४ - सुरत के चढ़ाने के वास्ते चाहे जिस द्वारे से 
शुरू किया जावे, कोई आसरा यानी सवारी ज़रूर 
दरकार है, बगैर इसके तनाव और खिचाव और चढ़ाई 
मुमकिन नहीं है। 


| ३२] दूसराभाग [ ३३७ | भाग 

५ - जिस किसी ने गुदा चक्र से खिंचाव और 
चढ़ाई शुरू की, वह प्राणों के आसरे चले। यह सवारी 
बहुत कठिन है और इसके सजम और परहेज भी बहुत 
मुश्किल हैं। गृहस्थी जीवों से इस अभ्यास का बन 
आना ना-मुमकिन है और खौफनाक है यानी जरा सी 
बद-परहेजी और बे-तरतीबी से सर्त बीमारी या जान 
के जाने का खौफ है और इसी तरह विरक्तों से भी यह 
अभ्यास दुरुस्ती से पूरा २ नही बन सकता । इस द्वारे 
पर यानी गुदा चक्र मे गनेश का बासा है और बहुतेरे 
इस देवता के ध्यान और पूजा में अटक कर यहाँ के 
यहीं रह गये और जो किसी बिरले विरक्त से यह 
अभ्यास प्राणो की चढ़ाई का थोड़ा बहुत दुरुस्ती से बन 
पड़ा, तो नाभी या हिरदे या कठ चक्र में पहुँच कर थक 
गये और वही थोड़ी बहुत सिद्धि और शक्ति हासिल 
करके रह गये। कोई बिरला अभ्यासी छठे चक्र तक 
पहुँचा और भक्त राज कहलाया और कोई २ उसके परे 
चिदाकाश में समाये और जोगी ज्ञानी कहलाये। 

६ - किसी २ ने इन्द्री द्वारे से अभ्यास शुरू किया 
और काम की धार के आसरे चढ़ने का इरादा किया 
और किसी कदर प्राणो के रोकने का अभ्यास भी उसके 
सग किया, लेकिन यह आसरा या सवारी ऐसी सरबत 
और अजीत है कि कोई चलने वाला इस रास्ते से 
सिवाय किसी बिरले के, छठे चक्र तक या उसके परे 
नहीं पहुँचा और इसी द्वारे यानी इंद्री चक्र मे थक कर 
रह गये। इस मुकाम के अभ्यासी यानी उपाशना वाले 
बाम-मार्गी और भेरवी-चक्र वाले कहलाते हैं और आज 
कल के वक्त मे यह लोग निपट बाहरमुखी चाल ढाल 
और ना-मुनासिब खान पान में बर्ताव कर रहे हैं कि. 


| ३३८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


जिससे कोई परमार्थी फायदा हासिल नही होता, बल्कि 
और घाटा होता है। 

७ - कोई २ मुख के द्वारे जिभ्या को और उसके 
साथ सुरत चैतन्य की धार को उल्टा कर और तालू के 
मुकाम पर जमा कर, अमृत रस जो ऊँचे से टपकता 
है, पीकर तृप्त हो गये और इतने ही को मुक्ति का 
साधन समझ कर आगे न चले और इसी आनद को 
आत्मानद समझा | 


८ - कोई २ नासिका के द्वारे पवन खींच कर और 
भृकुटी तक ले जा कर और वहाँ चद मिनट ठहरा कर, 
फिर दूसरे द्वारे से नासिका की पवन को निकालने का 
अभ्यास करने लगे और इतने ही ठहराव को कुभक 
समझ कर और कुछ रोशनी जो नज़र आई, उस को 


आत्मा का प्रकाश मान कर, इतने ही आनद मे तृप्त हो 
गये। इस अभ्यास को पूरक रेचक और कुम्भक कहते 
हैं। इनकी भी रसाई इससे ज़्यादा नहीं हुई । 

९ - कोई कोई कानों को बद करके और उन द्वारों 
से चैतन्य धार को समेट कर, मजमुआ का शब्द यानी 
अनहद घोर (जो मुताबिक पातजल शास्त्र के दस 
प्रकार की आवाज है) सुन कर मगन हो गये और जब 
मन और इन्द्रियाँ उनकी आवाज़ का रस पा कर 
निश्चल हो गई, तब चित्त के एकाग्र होने से उन को 
विशेष रस प्राप्त हुआ और समाधी की सी हालत हो 
गई। वे इसी आनद को आत्मानद और समाधी की 
हालत को अपना सिद्धान्त समझ कर इतनी ही कार्रवाई 
करके तृप्त हो गये और शब्द का खोज कि कौन धुन 
कहाँ से आती है, न किया और इसी सबब से पिंड के 


| ३२] दूसराभाग [ ३३९ | भाग 


परे उनके मन और सुरत नहीं गये यानी अंतरगत छः 
चक्र के रहे। 

१० - किसी २ ने दृष्टी की साधना इस तौर पर 
करी कि अपनी नज़र को दोनो आँखें खुली रख कर 
नाक की नोक पर जमाया या श्याम बिन्दी सफेद 
दीवार पर लगा कर या चिराग की लौ पर ठहराया और 
तरह २ की रोशनी देख कर और कुछ थोड़ी सी शक्ति 
दूर-नज़री की हासिल कर के तृप्त हो गये या किसी ने 
आँखें बद करके अपनी नजर को दोनों भवो के मध्य में 
या उससे ऊपर की तरफ जमाया और पाँच रग की 
रोशनी को (जो कि तत्वों का सूक्ष्म और नूरानी स्वरूप 
है) या सफेद रोशनी ज्यादा से ज्यादा चमक के साथ 
चारों तरफ मिस्ल चाँदनी के छाई हुई देखकर और 
उसी को आत्मानद और आतम दर्शन समझ कर मगन 
और तृप्त हो गये, और इससे आगे न बढ़े। 


११ - यह सब अभ्यास वाले सत्त पद से बे-खबर 
थे, क्योंकि इनको सतगुरु, धुर पद के भेदी और पहुँचे 
इए, नही मिले और इसी सबब से यह थोड़ी दूर चल 
कर रास्ते में रह गये। हरचद कि यह सब जुक्तियाँ 
ओछी हैं यानी माया के मडल मे खतम हो जाती हैं, पर 
यह अभ्यासी लोग इन जुक्तियो की भी पहुँच यानी 
रसाई के मुकाम तक नही पहुँचे और उनका आनन्द भी 
कच्चा और ओछा रहा यानी जब माया का भारी चक्कर 
आया, उस वक्त उसी की तरफ झोका खा गये। 
सिवाय इसके इनके अभ्यास में बड़ी भारी कसर भक्ति 
की रही यानी इन्होंने किसी को अपना भगवत करार न 
दिया और न उसके नाम और धाम का भेद पाया, सिर्फ 


2 


| ३४० | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


आत्मा को सर्व व्यापक मान कर और उसको रोशनी 
रूप समझ कर उसी में लै होने का इरादा करके 
अभ्यास करते रहे और हाल यह है कि जो रोशनी 
उनको नजर आई, वह या तो तत्त्वों की थी या आत्मा 
का भास नीचे के दरजे मे था। सिर्फ जोगी ज्ञानी, 
आत्मा के मुकाम तक पहुँच कर चिदाकाश मे, जो कि 
छः चक्र के परे है, ले हुए और जोगेश्वर ज्ञानी, त्रिकुटी 
में पहुँच कर उसके परे महा आकाश मे ले हुए, लेकिन 
यह दोनो प्राणों के चढ़ाने का अभ्यास करके अपने 
अपने सिद्धान्त पद में पहुँचे। 


१२ - लेकिन जो कि प्राणो की चढ़ाई का अभ्यास 
महा कठिन और खतरनाक था, इस सबब से कोई 
बिरले अभ्यासियो को जोगी और जोगेश्वर पदवी हासिल 


हुई। और बाकी अभ्यासी छः चक्र के अंतरगत किसी न 
किसी स्थान पर रह गये। ऐसी हालत अभ्यासियो की 
और बाकी लोगों का झुकाव बाहरमुखी कार्रवाई में 
मिस्ल तीर्थ व्रत और मूर्ति पूजा वगेरा के और बाचक 
ज्ञानी और वेदाच्तियों का फॅसाव विद्या और ग्रन्थों के 
पढ़ने और पढ़ाने मे मुलाहिजा करके, कुल्ल मालिक 
सत्त पुरुष राधास्वामी दयाल आप संत सतगुरु रूप 
धर कर प्रकट हुए और अति दया करके सीधा और 
सहज और धुर पद में पहुँचाने वाला मार्ग सुरत शब्द 
और ध्यान का प्रकट फरमाया कि जिसका अभ्यास हर 
कोई औरत और मर्द लड़का जवान और बूढ़ा और पढ़ा 
लिखा और अनपढ़, चाहे गृहस्थ होवे या विरक्त, 
आसानी से बगेर किसी खतरे और विघ्न के कर सकता 
है। 


| ३२] दूसराभाग [ २३४१ | भाग 

१३ - शरह उस अभ्यास की जो कि कुल्ल मालिक 
राधास्वामी दयाल ने दया करके प्रकट किया, यह है 
कि पहिले तो भेद धुर धाम का मय मज्िलों यानी 
स्थानो के जो कि रास्ते मे जीव यानी सुरत की पिंड में 
बैठक के मुकाम से धुर पद तक वाके हैं, बतलाया और 
फिर हर एक स्थान का रूप और वहाँ के शब्द का भेद, 
जो कि जुदा २ है, समझाया और हुक्म दिया कि मन 
और सुरत और दृष्टि को आहिस्ता २ उल्टा कर, धुन 
और रूप के सग घट में ऊपर की तरफ चढ़ाना शुरू 
करो । जिस कदर मन और सुरत सिमट कर ऊपर की 
तरफ सरकते जावेंगो, उसी कदर रस और आनद 
मिलता और बढ़ता जावेगा और सतगुरु की दया और 
राधास्वामी दयाल की मेहर से आहिस्ता २ और 
सहज २ सुरत और मन पिंड से न्यारे होकर ब्रह्माण्ड 
में चढ़ते जावेगे और फिर मन का संग छोड़ कर सुरत 
उसके परे सत्तपुरुष राधास्वामी दयाल के देश में चढ़ 
कर पहुँचेगी और वही इसका निज घर है, जहाँ से 
आदि में उतरी थी, सो वहीं पहुँच कर महा आनद को 
प्राप्त होगी । वहाँ किसी तरह का कष्ट और कलेश और 
जनम मरन और काल और करम का चक्कर नही है। 


१४ - सुरत शब्द मार्ग के अभ्यासी को दिन २ 
अपने बधन जो कि पिंड और कुटुम्ब परिवार और भोगों 
और संसारी पदार्थो के साथ लगे हुए हैं, ढीले होते और 
छूटते हुए मालूम होगे और उसी कदर दिन २ कुल्ल 
मालिक राधास्वामी दयाल के चरनो मे प्रेम ओर विश्वास 


और भी सतगुरु के चरनों में प्रीति और प्रतीत बढ़ती 
जावेगी यानी अपनी इसी जिदगी मे अपना उद्धार होता 
_ हुआ दिखलाई देला जावेगा। 


| ३४२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


१५ - बड़ी महिमा इस अभ्यास की यह है कि 
इसके कराने वाले और हरदम रक्षक आप राधास्वामी 
दयाल हैं। सच्चे अभ्यासी को इस करनी के करने मे 
किसी किस्म की तकलीफ या कलेश अंतर मे नही 
होता, बल्कि दिन २ उमग और शौक इस अभ्यास के 
करने और बढ़ाने का बढ़ता जाता है और अपने प्रीतम 
कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल की मेहर और दया 
और हर तरह की रक्षा अन्तर और बाहर प्रत्यक्ष मालूम 
होकर प्रेम और निश्चय को बढ़ाती और पकाती जाती 
है कि जिससे दिन २ आनद बढ़ता जाता है और अपने 
सच्चे और पूरे उद्धार के होने मे किसी तरह का शक 
और शुभा बाकी नही रहता। 


१६ - राधास्वामी मत के अभ्यासी की सुरत अपनी 
यानी जान की धार पर सवार होकर निज घर की तरफ 
उलट कर चढ़ती है। और बाकी जितने अभ्यास कि 
और मतों में जारी हैं, उन में चढ़ाई किसी न किसी 
मायक धार पर सवार होकर की जाती है और इस 
सबब से वे माया के घेर में (कि जहाँ जनम मरन का 
चक्कर देर सवेर जारी है) खलम हो जाते है यानी ऐसे 
अभ्यासियो का चाहे वे अपने मत के सिद्धान्त पद तक 
भी पहुँच जावें, सच्चा और पूरा उद्धार नही होता। 


१७ - और मालूम होवे कि किसी मत का कोई 
अभ्यास चढ़ाई का इस वक्त में बगेर कमाई सतो की 
जुगल यानी सुरत शाब्द मार्ग के कतई नही बन सकता 
और इस मार्ग का भेद सिर्फ सत सतगुरु या साधगुरु 
या उनके सच्चे और प्रेमी अभ्यासी सलसगी से मिल 
सकता है। और किसी तरह कोई वह भेद और जुगल 


| ३२] दूसराभाग [ ३४३ | भाग 
अभ्यास की मालूम नहीं कर सकला और जो कोई 
किताबों को देख कर या थोड़ा बहुत हाल जबानी लोगों 
से सुन कर अपनी तजवीज पर अभ्यास शुरू करेगा, 
उसका रास्ता हरगिज़ नहीं चलेगा, बल्कि धोखा और 
झटका और खौफ खाकर उस अभ्यास को थोड़े अर्से 
में छोड़ देगा। 


१८ - इस वास्ते अब आम तौर पर पुकार के कहा 
जाता है कि जो कोई अपना सच्चा और पूरा उद्धार 
सहज और सुखाला चाहता है और दुनिया और उसके 
कारोबार को देख कर, जिसका दिल इस तरफ से 
उदास हुआ है उसको बल्कि कुल्ल जीवों को मुनासिब 
और लाजिम है कि अपने जीव के कल्यान के निमित्त 
कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल की सरन में आवे 


यानी दीन अधीन होकर उनकी मेहर और दया के 
आसरे और भरोसे पर उनकी सहज जुगत की कमाई 
थोड़ी बहुत (जिस कदर बन सके) शुरू कर दें, तो 
उनकी मेहर और दया से थोड़ा बहुत रस मिलता 
जावेगा और अभ्यास दिन २ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता 
जावेगा और इसी तरह एक दिन धुर पद में पहुँच कर 
निर्भय और निःचिन्त हो जावेंगे। 


१९ - सुरत शाब्द मार्ग की ऐसी महिमा है कि 
जिसने प्यार और शौक के साथ थोड़े दिन भी इस 
अभ्यास को किया और जो उसका चोला छूट गया तो 
वह किसी नीचे की जोन में नही जावेगा और फिर नर 
देही, पिछले जनम से उत्तम और विशेष सुखदाई, 
धारन करके, सतगुरु के सलसग में शामिल होवेगा 
और जहाँ से कि अभ्यास छोड़ा है, वहां से शुरू करके 


| ३४४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


ऊपर की तरफ चढ़ाई की तरक्की करेगा और जब लक 
कि धुर पद यानी राधास्वामी धाम में नही पहुँचेगा, तब 
तक बराबर मनुष्य स्वरूप धारन करके तीन चार या 
पॉच जन्म मे सत सतगुरु राधास्वामी दयाल की दया 
से अपना अभ्यास पूरन करेगा। 


२० - एक और सिफत राधास्वामी मत के अभ्यास 
की यह है कि जो कोई सच्चा होकर शोक के साथ इस 
काम में लगेगा, वह नित्त जितना अभ्यास दुरुस्ती से 
करेगा, उसी कदर उसको रस और आनद मिलता 
जावेगा यानी अपनी कमाई का जिस कदर बन सके, 
रोजमर्रा फल लेता जावेगा और दिन २ वह रस और 
आनद बढ़ता जावेगा कि जिससे अभ्यासी के शौक और 
प्रीति प्रतीत की तरक्की होती जावेगी और नई २ उमग 
प्रेम और भक्ति की, सतगुरु और कुल्ल मालिक दयाल 
के चरनों मे जागती जावेगी और उसी कदर ससार 
और उसके भोगो और पदार्थो से, चित्त मे उदासीनता 
पैदा होती और बढ़ती जावेगी । इस तरह राधास्वामी 
मत के अभ्यासी को पूरा और सच्चा सहज बैराग और 
सहज अनुराग हासिल होकर, उसका काम पूरा हो 
जावेगा और सत सतगुरु राधास्वामी दयाल की मेहर 
और दया से कोई विघ्न काल और माया का उसके 
काम मे हर्ज नहीं डाल सकेगा। 


२१ - एक और भारी सिफल राधास्वामी मत के 
अभ्यास की यह है कि इसमें रोज़गार और गृहस्थ 
आश्रम के छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सुरत शाब्द 
अभ्यासी का चित्त सहज स्वभाव, जैसा कि उसका 
अभ्यास बढ़ता जावेगा, दुनिया और उसके भोगो और 


सु 


| ३३ ] दूसराभाग [ ३४५ | भाग 


बधनो से उपराम होता जावेगा यानी मन से पदार्थो का 
भाव और चाव जाता रहेगा। फिर चाहे वह गृहस्थ में 
रहे और चाहे विरक्त में, कोई भोग और संसारी चाह 
उसको बाँध नहीं सकेगी यानी इनमें उसकी आसक्ति 
न होवेगी। बर-खिलाफ इसके, और मतों मे जो अभ्यास 
जारी है, उनके सजम ऐसे कठिन है कि शुरू करते ही 
अभ्यासी को गृहस्थ और उद्यम का छोड़ना लाज़िम 
और ज़रूर होता है। इसी सबब से गृहस्थियों मे किसी 
किस्म के अभ्यास का करना या उसका खोज और 
दरियाफ्त करना मौक़ूफ हो गया यानी उनके उद्धार 
का रास्ता ही बिल्कुल बद हो गया और वे सजम ऐसे 
कठिन हैं कि विरक्तो से भी दुरुस्ती से नहीं बन पड़ते। 
इस वास्ते उन में से कोई बिरला उस रास्ते पर कुछ 
दूर तक चला और फिर मन और माया के चक्कर में 
आकर वही थक गया या उलटा गिरा और किसी का 
काम दुरुस्त नहीं बना यानी ब-सबब न मिलने संत 
सतगुरु और उनकी जुगती के, यह सब खाली रह गये 
और सच्चा और पूरा उद्धार किसी का नहीं हुआ। 
२२ - राधास्वामी मत के अभ्यासी को सिफ इस 
कदर सजम दरकार हैं:- (१) सच्चा शौक राधास्वामी 
दयाल के दर्शनो का और उनके धाम में पहुँच कर परम 
आनद और बिलास का प्राप्त होना और (२) दुनिया के 
सामान की चाह, औसत दरजे के गुजारे के लायक 
उठाना और फिज़ूल और ना-मुनासिब या गैर वाजिब 
चाहो को घटाना और दूर करना और (३) नशे की 
चीजों और मॉस अहार से परहेज करना और 
(४) अपने मन रजन के लिये किसी को बे-सबब और 


| ३६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


बे-फायदा और ना-मुनासिब तौर पर अतर या बाहर 
दुख या तकलीफ न देना। जो शोक थोड़ा सा है तो वह 
सतसंग और अभ्यास करके दिन २ बढ़ता जायगा और 
यह सजम भी सहज बनते जावेगे और रफ्ता २ पुष्ट हो 
जावेंगे और इस तरह राधास्वामी दयाल की मेहर और 
दया से एक दिन पूरा शौक और पूरा प्रेम हासिल हो 
कर धुर घर में पहुँचा देगा। 


२३ - राधास्वामी मत के अभ्यासी को सब मतो के 
सिद्धान्त पद रास्ते में पड़ेंगे यानी वह कुल्ल मुकामो की 
सैर करता हुआ, एक दिन कुल्ल मालिक के चरनो मे 
पहुँच कर परम आनद को प्राप्त होगा, और वह रास्ते 
के मुकाम यह हैं:- शिवलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, 
रामलोक, कुष्णलोक, शक्ति का लोक और आत्मा और 
परमात्मा और ईश्वर और परमेश्वर और ब्रह्मा और 
पारब्रह्म पद और जेनियों और सरावगियो का निर्वाण 
पद और शुद्ध सिला और बौद्ध मत वालों का सिद्धान्त 
पद और मुसलमानों के मुकामात मलकूत जबरूत और 
लाहूल और अर्श और कुरसी वगेरा, और ईसाइयों का 
मुकाम हजरत ईसा और खुदा और पिछले संतों का 
सत्तलोक और सत्तनाम और अनामी वगैरा। 


२४ - इस कदर बड़ा दरजा जेसा कि ऊपर जिक्र 
हुआ, सुरत चलने वाली यानी अभ्यासी को सत सतगुरु 
और कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल की मेहर और 
दया से हासिल होना मुमकिन है। 

२५ - अब मालूम होवे कि जितने अभ्यासों का 
जिक्र ऊपर हुआ है ओर वह नो द्वारो के मुकाम से शुरू 
किये जाते हैं, उनमें सुरत की एक २ धार का सिमटाव 


| ३? ] दूसराभाग [ ३४७ | भाग 

और फिर खिचाव होता है और जो जुगल कि कुल्ल 
मालिक राधास्वामी दयाल ने जारी फरमाई, उसमें 
सतों के प्रथम स्थान सहसदल केवल के (जो कि कुल्ल 
मतो का सिद्धान्त और आखिरी मुकाम है) रूप और 
शब्द के आसरे से, सुरत की पूरी धार के सिमटाव और 
खिचाव और चढ़ाई का अभ्यास किया जाता है यानी 
सुरत के असली बैठक का मुकाम जो तीसरा तिल है, 
वहाँ से उसकी चढ़ाई शुरू हो जाती है और इस 
अभ्यास के करते ही अंग २ से और भी नो द्वारों से 
सिमटाव और खिंचाव सुरत का शुरू हो जाता है और 
वह तीसरे तिल में भरती जाती है और वहाँ ऊँचे की 
तरफ सहस दल केवल ओर त्रिकुटी वगेरा पर चढ़ती 
जाती है और यही अभ्यास करने से रफ़्ता २ एक दिन 
धुर मुकाम में पहुँच कर पूरा काम बन जाता है। 

२६ - यह तीसरा तिल जोगियो का दसवाँ द्वार है 
और सतो के बचन के मुवाफिक यह पिंड का नाका है 
यानी इसके नीचे पिंड और ऊपर की तरफ ब्रह्माण्ड की 
हद्द है। राधास्वामी मत का अभ्यास इसी मुकाम और 
द्वारे से शुरू होता है। 


२७ - जिसका शौक सच्चा है और विरह और प्रेम 
अग लेकर अभ्यास शुरू करता है, उस पर यह हालत 
सुरत के सिमटाव और खिचाव और चढ़ाई की गुजरती 
है और वही अभ्यासी निज कर देखता है और जाँच 
करता है कि इस जुगल की कमाई से (जो दुरुस्ती से 
बन आवे) बहुत जल्द मन और सुरत का खिचाव और 
सिमटाव होता है और उस वक्त तमाम बदन सुन्न होता 
जाता है। 


| ३४८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


२८ - अब बुजुगी और बड़ाई राधास्वामी मत की 
जुगल की, कुल्ल अभ्यासो पर, ऊपर के लिखे हुए हाल 
से साफ ज़ाहिर है और उसका असर भी मन और 
इन्द्रिय और देह पर, बहुत जल्द और पूरा २ होता है 
और ब-सबब लेने सरन और ओट सलत सतगुरु और 
कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल के, इस मत के 
अभ्यासी को कोई विघ्न काल और माया का नही 
सताता है। यह बड़ाई और आसानी और रक्षा और 
किसी अभ्यास में नहीं पाई जाती है। हरचद कि मन 
और इद्गियाँ और पाँचो दूत (काम, क्रोध, लोभ, मोह 
और अहंकार) थोड़ा बहुत अपनी पुरानी आदत और 
चाल के मुवाफिक, किसी कदर अपना जोर दिखाते हैं, 
पर सत सतगुरु के सतसंग की मदद और राधास्वामी 
दयाल की दया से वे दिन २ ढीले और कमजोर होते 
जाते हैं यानी अभ्यासी के चित्त में दिन २ ससार और 
उसके पदार्थो की तरफ से उदासीनता बढ़ती जाती है 
और उसके साथ ही चरनों में प्रेम और दीनता बढ़ती 
जाती है और रास्ता आहिस्ता २ तै होता जाता है कि 
जिसके सबब से दिन २ सुरत का माया के मडल से 
उबार यानी निकास होता जाता है और उसी कदर 
संसार के बधन ढीले और हलके होते जाते हैं और 
जिस कदर इस तरह चढ़ाई होती जाती है, उसी कदर 
निर्मल रस और आनद मिलता और बढ़ता जाता है। 

२९ - जेसी भारी दया कि कुल्ल मालिक 
राधास्वामी दयाल ने इस वक्त के जीवों को दुखी और 
बलहीन देख कर, इस आसान और पूरी जुक्ति के 
प्रकट करने में फरमाई है, ऐसी किसी वक्त में जीवो 
पर नहीं हुई। इसका पूरा २ शुकर किसी की ताकत | 


| ३२] दूसराभाग [ ३४९ | भाग 


नही कि अदा कर सके। जिस किसी की समझ में यह 
बात अच्छी तरह से आ गई, उसके मुवाफिक दुरुस्ती 
से अमल-दरामद यानी कार्रवाई शुरू करना, यही 
राधास्वामी दयाल की उस गहरी और पूरी दया की 
कदरदानी यानी महिमा जाननी है। फिर वही जीव दया 
पात्र और बड़-भागी समझना चाहिये, क्योंकि वह 
राधास्वामी दयाल की चरन सरन दृढ़ करके और नित्त 
अभ्यास करके दिन २ विशेष दया हासिल करता हुआ, 
एक दिन धुर पद में पहुँच कर अपना काम पूरा बनवा 
लेगा और परम आनन्द को प्राप्त होकर काल के कष्ट 
और कलेश और जनम मरन के दुक्खों से हमेशा को 
बच जावेगा। 


३० - ऐसी बड़ी महिमा राधास्वामी मत और उसके 


अभ्यास और जुक्ति की है कि जिसकी बराबरी कोई 
अभ्यास किसी किस्म का, जो दुनिया भर में जारी हैं, 
नहीं कर सकता । सबब यह है कि राधास्वामी मत के 
अभ्यास का रक्षक कुल्ल मालिक आप है और संत 
सतगुरु जो उस मालिक के निज अस यानी निज पुत्र 
या उसका निज रूप हैं, इस ससार में प्रकट होकर 
उस अभ्यास को जारी फरमाते है और अपने सरन 
आये हुए जीवो यानी अभ्यासियों की आप रक्षा और 
खबरगीरी करते हैं और दिन दिन उनके मन और सुरत 
को निर्मल करके, आप अपनी दया से उबारते और 
चढ़ाते जाते हैं और जब २ उन के इस किस्म के जीव 
ससार में वास्ते पूरे करने अपने अभ्यास के भेजे जाते 
है, तब २ आप भी अति दया करके, वास्ते उनकी 
सम्हाल और तरक्की के प्रकट होकर, सलसग खड़ा 
करते हैं। 


| ३५०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 

३१ - और मतों के अभ्यास में न तो ऐसी सहज 
जुगल चलने की है और न पूरा भेद धुर घर और उसके 
रास्ते का है और न किसी बड़े का अतर और बाहर 
सहारा और आसरा लेकर चाल चलती है, बल्कि यह 
सब जीव अपने बल और पुरुषार्थ का अहंकार लेकर 
कार्रवाई करते हैं। इस सबब से रास्ते में धोखा और 
ठोकरें खाते हैं और कहीं न कही थक कर या खौफ 
खाकर या थोड़ी बहुत सिद्धि और शक्ति मे आसक्त 
होकर ठहर जाते हैं और आगे चलने का रास्ता उनका 
बन्द हो जाता है यानी माया के घेर के पार कोई नही 
गया और न जा सकता है। 


३२ - कुल्ल रचना प्रेम की धार से प्रकट हुई और 
प्रेम ही के आसरे ठहरी हुई है और कुल्ल कार्रवाई 


रचना और जीवों की, प्रेम के वसीले से हो रही है, 
यानी जहाँ जिसका शौक है, वही वह तन मन धन और 
इन्द्रियो को लगाता है यानी काम में लाता है। फिर 
राधास्वामी मत में सिफ प्रेम की महिमा है यानी कुल्ल 
मालिक राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु के चरनों 
मे पहिले प्रीति और प्रतीत करना जरूर है और फिर 
सलसग और अभ्यास करके वही प्रीति और प्रतीत 
दिन २ बढ़ाई जाती है यानी दर्शनो का शौक और प्रेम 
रोज-बरोज-तेज़ होता जाता हे, जिस कदर कि अभ्यास 
मे चरनों का रस और आनद मिलता जाता है। 

३३ - जिस मत में कि प्रेम नहीं है, वह मत और 
उसका अभ्यास खाली और थोथा है। इसी सबब से 
और मलो के अभ्यासी जो कि अपने बल से चले या 
अपने को ब्रह्म मान कर ख़ुश हो गये, रास्ते में थक कर 


2 


| ३२] दूसराभाग [ ३५१ | भाग 


रह गये, बल्कि उनको सीधा और सच्चा रास्ता भी 
मालूम न हुआ, माया और काल के जाल में फेसे रहे 
और उन्हीं के मार्ग होकर के चले कि जिससे उस जाल 
से बाहर न निकले। 


३४ - यह बड़ी भारी कसर कुल्ल मतों में है कि 
पहले तो प्रेम का कुछ जिक्र ही नही और जो कही है, 
तो वह मूर्तो और ग्रन्थो और और नकलो में लगाया या 
व्यापक चैतन्य में खर्च किया कि जहाँ से उलट कर 
कोई फायदा या मदद नही मिली और न आइदा को 
तरक्की हुई और फल उसका यह हुआ कि यह प्रेम 
रास्ते के तै करने के वास्ते कुछ मदद न दे सका, 
क्योकि सच्चे कुल्ल मालिक का भेद न पाया और न 
उसका रास्ता जाना और जिनको मालिक करार दिया, 
उनका कोई ठिकाना सिवाय मदिर और मूर्ति या तीर्थ 
या ग्रन्थ या और किसी नकल के मुकर्रर न किया और 
व्यापक चैतन्य को हर जगह मौजूद समझ कर चलना 
और चढ़ना सुरत का फिज़ूल समझा । इस सबब से 
सब के सब पिंड ही मे रहे और उसकी हद्द के बाहर 
नहीं गये और इस वास्ते मन के आकाश में समाये ओर 
अपने कर्म और बासना के अनुसार बारम्बार देह धर 
कर जगत में भरमे। यह हालत उनकी सिर्फ न जानने 
भेद कुल्ल मालिक और न करने प्रेम उसके चरनों में 
और न मिलने पूरे सतगुरु से हुई । बर-ख्रिलाफ इसके 
राधास्वामी मत में अव्वल खोज सतगुरु का और प्रीति 
उनके चरनों में करना पड़ता है और फिर प्रेम और 
दीनता कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल के चरन केवल 
मे, जिनका भेद सत सतगुरु समझा कर मिलने का 

जलन बललाते हैं, किया जाता है और नित्त सतसग. 


| ३५९ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


और अभ्यास करके यही प्रेम बढ़ाया जाता है कि 
जिसकी मदद से रास्ता आसानी से तै होता है और 
राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु की दया से सब 
विघ्न हटा कर अभ्यासी एक दिन निज चरनो में पहुँच 
कर परम आनंद को प्राप्त होता है। 

३५ - हरचद सब मतों मे थोड़ी बहुत महिमा और 
ज़रूरत गुरु की वर्णन की है, पर गुरु भक्ति का बर्तावा 
प्रेम के साथ सच्चे तौर पर इस जमाने में कही जारी 
नहीं है, बल्कि इस वक्त में जो विद्या और बुद्धिवानों ने 
समाज खड़े किये हैं, उन मे तो कुछ गुरू की जरूरत 
और कदर बिल्कुल नही रक्खी है, क्योकि इन समाजों 
मे सिर्फ किताबों का पढ़ना और पढ़ाना और भजन 
वगैरा का गाना बजाना, जिनमें अंतरी अभ्यास का 
सिवाय ध्यान (बे ठिकाने) व्यापक चैतन्य के कुछ 
ज़िकर नही है, जारी है और यह कार्रवाई सब आदमी 
जिन्होंने थोड़ी बहुत विद्या, काबिल पढ़ने उन किताबों 
के, हासिल की है, बगैर मदद अभ्यासी गुरू के, कर 
सकते हैं और ऐसी आसानी और आजादी देख कर, 
नये, विद्या पढ़े हुए लोग, कसरत से शामिल हो गये हैं। 
यह लोग सच्चे मालिक के भेद और निशान से बे-खबर 
हैं और न उनको उसका खोज और तलाश है और इस 
वास्ते वे सच्चे और पूरे गुरू की (जिन से यह भेद पूरा 
पूरा मिल सकता है और भी हाल रास्ते का और जुग 
चलने की मालूम हो सकती है) कदर नही जान सकते 
और न उनकी पहिचान कर सकते हैं। 


३६ - राधास्वामी अथवा सत मत में सच्चे ओर पूरे 
गुरू की तलाश और वक्त प्राप्ति के उनके चरनों मे 


2 


| ३२] दूसराभाग [ ३५३ | भाग 


सच्ची भक्ति और प्रेम करने के वास्ते निहायत ताकीद 
है, क्योंकि इस मत में सच्चे मालिक से मिलने और 
उसके धाम में चल कर और चढ़ कर पहुँचने की 
कार्रवाई की जाती है ओर इसी के दुरुस्ती से बन आने 
के लिये भेदी और पहुँचा हुआ या चलता हुआ और 
पहुँचनहार गुरू दरकार है, बगेर उसकी मदद के इस 
मल और उसके अभ्यास की कार्रवाई कतई नहीं बन 
सकती है और कुल्ल मालिक और भी ब्रह्म यानी 
त्रिलोकी नाथ का हुक्म है कि मेरे धाम मे कोई बगैर 
वसीले पूरे गुरू के, नही दखल पा सकता है और न 
वहाँ ठहर सकता है यानी जब लक कि पूरे गुरू से मिल 
कर, योग अभ्यास (यानी मिलने का जलन) न करेगा 
और जो लक्षण और सफाई या जिस किस्म की रहनी 
दरकार है, वह पूरे गुरू की दया और जो अभ्यास वह 
बतावें उसकी मदद से हासिल न होंगे, तब तक कोई 
जीव मालिक के धाम में यानी ब्रह्म पद और घुर पद में 
नहीं पहुँच सकता है और न वहाँ ठहर सकता है। 


३७ - जब हकीकत हाल यह है, जैसा कि ऊपर 
लिखा गया, तब समझवार और निर्पक्ष सच्चा ददी 
परमार्थी जरा गौर करके आप समझ सकता है कि 
जिन मतों में अतरी भेद और अभ्यास चढ़ाने मन और 
सुरत का जारी नही है और न उसके भेदी और सिखाने 
वाले गुरू की जरूरत या तलाश है तो वह मत और जो 
कुछ कि कार्रवाई उनमें जारी है, सब ज़ाहिरी और 
ऊपरी मिस्ल छिलके के है और मग्ज यानी तत्त्व वस्तु 
की समझ और पहिचान और प्राप्ति उसमें बिल्कुल नही 
है। फिर जीव का उद्धार और माया के मडल से उबार 


र 


| ३५४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


वहाँ कैसे हो सकता है? शुभ कर्म का फल ऐसी 
कार्रवाई से अलबत्ता हासिल हो सकता है, पर सच्चे 
और कुल्ल मालिक का दीदार या उसके धाम मे रसाई 
या चढ़ाई की कार्रवाई शुरू करने के वक्त से थोड़ा 
बहुत चरनो का रस और आनद का मिलना और बढ़ना 
हरगिज़ मुमकिन नहीं है। 


बचन 3३३ 


मन और सुरत नो द्वारो से झॉक कर 
इस लोक के भोगों में फँस गये हैं, सो दसवें 
द्वार की तरफ झॉकने और चलने से उन 


बधनों से छुटकारा होगा और सत सतगुरु 
की दया से एक दिन निज घर मे पहुँच कर 
परम आनद को प्राप्त होगे। 


१ - मालूम होवे कि सुरत की धार अव्वल मन के 
स्थान पर और फिर वहाँ से (अनेक धारों में तकसीम 
हो कर) इंद्रिय घाट पर बैठी और इन्द्रियो के मुकाम से 
धारें जारी होकर, उनका मेल इस ससार की रचना 
और भोगो और पदार्थो के साथ हुआ और हर एक 
इन्द्रिय द्वार पर जुदा २ रस और स्वाद भोगो का मन 
लेकर मगन होने लगा। 

२ - हर एक इन्द्रिय का रस भारी है और मन सर्व 
अग करके इन रसों का आशिक और आधीन हो गया 
है और तवज्जह उसकी इन द्वारों के वसीले से बाहर 


2 


| ३३ ] दूसराभाग [ ३५५ | भाग 
पदार्थो में और अनेक चीजों मे निहायत मजबूती के 
साथ जम गई है, यहाँ तक कि उन पदार्थो और चीजों 
की हालत बदलने में मन की भी हालत बदल जाती है 
और उस तवज्जह को जो कोई हटाया चाहे तो नहीं 
हटती है और जोर और दबाव डालने में निहायत दुख 
मन को होता है। 


३ - यह घारे जो इ्द्रिय द्वारो से निकस कर अनेक 
जीवो और चीजो मे बध गई हैं, इस मन के बाधने के 
वास्ते गोया ज़जीरें हो गई है और आदत करके ऐसी 
कड़ी और मज़बूत हो गई हैं कि उनके हटाने या तोड़ने 
में मन को भारी तकलीफ होती है और जो कुदरती तौर 
पर एकाएक कोई बधन ढीला होता है या टूट जाता है, 
तो मन निहायत गमगीन और उदास होता है और 


बावैला करता है यानी चिल्लाता बिल्लाता है और रोता 
और झीकता है । 


४ - दुनियादारो की समझ ऐसी ओछी है कि जिस 
किसी के ऐसे बधन भारी और कसरत से है, उसी को 
वे दुनिया में भागवान और सुखी समझते हैं और वह 
शख्स आप भी अपनी गिरिफ्तारी को बड़भागता समझ 
कर, बहुत खुशी के साथ झेलता है और दिल और 
जान से उसको कबूल करके दिन २ उसकी ज़्यादती 
चाहता है और बा-वजूदे कि हर रोज़ झटके और धक्के 
खाता है, फिर भी ऐसा उस नशे में मस्त और दीवाना 
हो रहा है कि ज़रा खौफ और होश नहीं लाता और जरा 
भी सोच और विचार नहीं करता कि में किस आफत में 
फॅस गया हूँ और आइदा क्या हालत होगी और कैसी 
सख्ती और तकलीफ उठानी पड़ेगी । 


| ३५६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 

५ - जब कभी ऐसे जीवो को कोई परमार्थ का 
बचन सुनावे और उनके हाल की खराब हालत से 
उनको खबर देवे और जो कुछ कि इस तरह की रहनी 
का आइन्दा नतीजा यानी फल होवेगा, उसको जतावे 
तो यह जीव अचरज करके उसके बचन को तवज्जह 
के साथ नही सुनते बल्कि वह बचन इनको बहुत बुरे 
और सख्त मालूम होते हैं, क्योकि उनमें इनके भोगों 
और प्यारे रिश्तेदारों और पदार्थो की नाशमानता और 
बे-वफाई का जिक्र है और जो २ हर्ज इन मे प्रीति और 
बधन जारी रखने से आइंदा पैदा होगे, उनका बयान 


हे। 


६ - यह बा-वजूदे कि रोग सोग और मरी और मौल 
वगैरा की कार्रवाई हर रोज़ अपनी आँख से इस दुनिया 


में देखते हैं, और जीवों को अनेक तरह की तकलीफों 
और बीमारियों और मुसीबतों में मुब्तिला और निहायत 
दुखी मुलाहिजा करते है, पर उनके दिल पर बहुत कम 
असर इन बातो का होता है और कभी सोच और विचार 
इस बात का नहीं करते कि एक दिन दुनिया और देह 
और घर और कुटुम्ब परिवार और माल और असबाब 
को जरूर छोड़ना पड़ेगा और उस वक्त कैसी सरबत 
चोट मन पर पड़ेगी ओर आइन्दा कहाँ जाना होगा और 
वहाँ क्या हाल होवेगा यानी सुख मिलेगा या दुख और 
इस ज़िदगी मे उसका कुछ बन्दोबस्त करना चाहिये या 
नहीं। 

७ - जो जीव कि संसार में पैदा होते हैं, शुरू में 
सब भोले और अनजान होते हैं, पर संग करके उनकी 
हालत और चाह बदलती जाती है यानी जैसा संग 


2 


| ३३ ] दूसराभाा [ ३५७ | भाग 


मिला और जैसी हालत की महिमा सुनी और जिन 
चीज़ों की लोगो की तबीयत में भाव और बड़ाई देखी, 
उसी मुवाफिक चाहें भी उठती हैं और वैसी ही हालत 
पसंद आती है और उसके हासिल करने को जलन 
किया जाता है। जतन सिद्ध होने पर मन खुश होता है 
और सिद्ध न होने में दुखी होता है। 


८ - और परमार्थ का यह हाल है कि अनेक मत, 
मन और बुद्धी के रचे हुए या ईश्वर और देवताओं और 
महात्माओ के (जो ब्रह्माण्डी मन की अस और कला हैं) 
जारी किये इये, इस दुनिया में फेल रहे हैं और हर एक 
अपनी २ समझ और तजरुबा और चाह और पहुँच के 
सुवाफिक अनेक रीति से बयान करता है कि फलाँ २ 
काम करने से आइन्दा सुख मिलेगा या ईश्वर या किसी 
देवता या महात्मा की भक्ति और सेवा करने से यह २ 
फायदा होगा। फिर बिचारे जीव हैरान हैं कि किसका 
कहना मानें और किस का न माने। इस वास्ते सब के 
सब अपने २ कौम और बुजुर्गों की चाल ढाल और 
कार्रवाई के मुवाफिक थोड़ा बहुत अमल दरामद करने 
लगे और खोज और तलाश पूरी और सच्ची समझ देने 
वाले का किसी के दिल में पैदा नही हुआ और जो 
किसी ने अपनी बुद्धि ओर विद्या के ब-मूजिब तलाश भी 
करी लो विद्यावानो के ग्रन्थ और किताबे पढ़ कर और 
ओछी या उलटी समझ धारन करके और भारी गलती 
मे पड़ गये कि वहाँ से उनका निकलना ज्यादा मुश्किल 
हो गया। 

९ - खुलासा यह है कि सच्चे ओर कुल्ल मालिक 
का पता और भेद किसी को नहीं मिला और न सच्चा 


| ३५८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


और सीधा रास्ता अपने निज घर में जाने का कि 
जिससे आवागवन और देह धर कर दुख सुख भोगना 
दूर हो जावे मालूम हुआ। फिर सब जीव मन ओर बुद्धि 
की निकाली हुई चालों में कि जिन से भूल और भरम 
नही मिट सकता और न दुख सुख के जाल से 
छुटकारा मुमकिन है, अटक गये। 


१० - असल हाल यह है कि ईश्वर या ब्रह्म या 
महात्मा या देवता मिस्ल ब्रह्मा विष्णु और महादेव वगैरा 
आप ही सच्चे और कुल्ल मालिक सत्त पुरुष राधास्वामी 
दयाल के भेद से बे-खबर थे। इस सबब से जो बानी 
और बचन और किताबें मज़हबी उन्होने बनाई, उनमें 
वह भेद कुल्ल मालिक का और जुगल पहुँचने की, 
उसके धाम में, बयान नही की और जो ब्रह्मा पद तक 
का भेद और जेसी जुगल उसके प्राप्ति की प्राणायाम 
और और साधनो के वसीले से वर्णन करी, वह ऐसी 
कठिन और खतरनाक और सजम उसके ऐसे सरबत 
कहे कि उसकी कार्रवाई गृहस्थ और विरक्त दोनों से 
न हो सकी और इस तरह सब के सब खाली रह गये 
यानी सच्ची मुक्ति के रास्ते पर कोई न चल सका। 
सिर्फ थोड़ा बहुत अभ्यास शुरू करके और कुछ लज्जत 
और सरूर या सिद्धि शक्ति के हासिल होने पर, रास्ते 
में तृप्त हो गये और आगे न बढ़े। 

११ - और जो कि ख़ुद-मतलबी यानी स्वार्थी लोग 
जीवो को उपदेश देने के वास्ते जा-ब-जा बहुत से 
प्रकट हो गये और उनका संग करके और बचन मान 
कर जीवो को तकलीफ पहुँची और सरीह यानी प्रत्यक्ष 
धोखा मालूम पड़ा, इस सबब से अब जो कोई सच्चा 


| ३३ ] दूसराभाग [ ३५९ | भाग 


रास्ता और भेद बताने वाला मिलता है, तो उसके बचन 
की ज्यों की त्यों प्रतीत रही करते और अनेक तरह के 
भरम और खौफ उठा कर बचन नहीं मानते और वही 
पुरानी नाकिस चालो मे, बारम्बार फॅसे और अटके 
रहना मज़ूर करते हैं और अपने नफे और नुकसान का 
बहुत कम ख्याल करके, सच्चे गुरू की तलाश में भी 
ढीले रहते हैं। 


१२ - जो जीव कि मूर्ख और निपट दुनियादार और 
मन सैलानी हैं, वह तीर्थ व्रत और मूर्ति पूजा मे अटक 
रहे और जिन्होंने कि थोड़ी बहुत विद्या पढ़ कर अपनी 
बुद्धि किसी कदर जगाई, वे ज्ञान के ग्रन्थ पढ़ने पढ़ाने 
मे बाचक रह गये यानी समझ बूझ परमार्थ की किसी 
कदर हासिल की, पर उसके मुवाफिक अभ्यास नही 


किया, इस सबब से उनकी सुरत रूह का घाट यानी 
स्थान नही बदला और निरे बालून रह गये। 


१३ - इन मे से बाजों ने अपने लई ब्रह्मा मान कर 
बिल्कुल निचिन्ताई और बेखौफी इस्तियार करी और 
अपने मन और इन्द्रियो की चाल और चाह को उनका 
स्वभाव समझ कर बे-धडक सैर और तमाशा और भोगो 
में (जब वे भाग से मिल गये) बर्तने लगे और गृहस्थियों 
को इस किस्म का ज्ञान सिखा कर उनको भक्ति मार्ग 
से हटा कर बे धर्म कर दिया। 

१४ - कोई २ जीव लप जप और अनेक क्रियाओं 
के साधन में लग गये, जैसे नेती धोती बस्ती क्रिया 
करना और खड़े रहना या मौन साधना या जल सैन 
करना या पच अग्नि तपना या हमेशा तीर्थो मे भरमते 
रहना या मेले तमाशों में उलटे लटकना या कीलो पर 


| ३६०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


बैठना या नगे रहना और अनेक तरह के स्वाॉँग बना कर 
जगत को रिझाना वगेरा। इन कामों में किसी तरह का 
परमार्थी फायदा नहीं है। अलबत्ता थोडी सफाई जिसमानी 
हासिल हो सकती है या यह कि लोगो को खुश करके 
धन कमाना और अपनी मान बडाई करानी। 


१५ - बहुत से जीव खास कर वे जिन्हौने नई विद्या 
पढ़ी, वे अनेक तरह के शक और शुभे निसबल कुल्ल 
मालिक और सुरत रूह के, अपने मन में पैदा करके 
परमार्थ से बिल्कुल बे-मुख हो गये और खान पान और 
सैर और तमाशे और कुटुम्ब परिवार और धन सम्पत्ति 
के मोह में फँस कर और उसी को माहसल अपनी 
जिदगी का यानी इस नर देही का फल और लाभ 
समझ कर मगन हो गये और परमार्थ का खोज फिज़ूल 
समझ कर उस तरफ की कार्रवाई बिलकुल बद कर 
दी और आजादी को पसंद करके बे-धड़क और बे-कैद 
जैसी रहनी कि उनको पसंद आई, उसी मुवाफिक 
रहने लगे और अपने मन की चाह के मुवाफिक खान 
पान और लिबास वैरा में बर्लने लगे। 


१६ - ऐसी हालत जगत की देख कर यानी जीवो 
का परमार्थी उद्धार कतई बन्द मुलाहिजा करके कुल्ल 
मालिक सत्त पुरुष राधास्वामी दयाल सत सतगुरु रूप 
धारन करके प्रकट हुए और अति दया करके भेद अपने 
धाम का और हाल रास्ते और मजिलो का और जुगत 
सुरल के वहाँ चढ़ कर पहुँचने की आसान और निर्विघ्न 
तरीके से वर्णन करी और जीवों को निहायत मेहरबानी 
से समझाया कि नौ द्वारो में सुरत की धार का बर्ताव 
रोजमर्रा इस लोक में हो रहा है और हर एक द्वारे पर 


| ३३] दूसराभाग [ २६१ | भाग 


थोड़ा बहुत रस या स्वाद या खुशी मन को उन इन्द्रियो 
के विषय यानी भोगों के वसीले से हासिल होती है और 
इसी कदर रस और स्वाद और ख़ुशी को प्राप्त होकर, 
कुल्ल जीव बहुत शौक के साथ भोगों मे लिपट गये 
और असली आनन्द जो मन और सुरत को अतर में 
दसवें द्वार की तरफ तवज्जह करने से मिल सकता है 
और जो आनद कि निर्मल और ठहराऊ और स्वतंत्र 
(यानी जीव के इस््तियार मे) है, उसको भूल कर और 
किसी से उसका भेद और पता न पाकर, बिल्कुल 
बे-खबर रह गये और इस तरह अपने जीव का भारी 
अकाज किया। 


१७ - दसवें द्वार से मुराद उस द्वारे से है कि जिस 
में होकर रूह की धार ऊँचे मुकाम से उतर कर पिंड 


को तरो ताज़ा करती है और ताकत बख्शती है और 
वही धार नौ घारों में तकसीम होकर, हर एक इन्द्रिय 
के द्वार पर बैठ कर, दुनिया के भोगों का रस देती है, 
तो जब कि उसके एक २ हिस्से में इस कदर स्वाद है 
कि जीव उसी में लिपट कर मस्त और बेहोश हो गये, 
तो उस धार में (जिसकी वह नो धारें एक एक हिस्से 
मे है) किस कदर रस और आनद बगेर वसीले भोगों 
के, हासिल होना मुमकिन है। इस वास्ते कुल्ल जीवों 
को लाजिम और मुनासिब मालूम होता है कि उस धार 
का पता और भेद लेकर उससे, मन और सुरत और 
इच्द्रियों का, थोड़ा बहुत समेट कर, मेल करें लब 
उसकी बुजुगी और महिमा की थोड़ी बहुत ख़बर होवे 
कि अपने घट में ही महा आनन्द हर वक्‍त तैयार और 
मौजूद है और कोई दिन अभ्यास करके मन और सुरत 
के लगाने से मिल सकता है। 


५ 


| ३क््] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


१८ - और राधास्वामी दयाल ने फरमाया कि जिस 
धार पर सुरत उतरी है (और वही धार जान और नूर 
और अमृत और शब्द की धार है) उसी धार को पकड़ 
के यानी शब्द की धुन को सुनते हुए सुरत को चढ़ाना 
चाहिये यानी पिड देश से जो दुख सुख और मलीनता 
का भडार है, सुरत को निकाल कर पहिले ब्रह्माण्ड में 
और उसके परे सत्त पुरुष राधास्वामी धाम मे, जहाँ से 
कि आदि मे सुरत उतरी थी पहुँचाना चाहिये। जब तक 
यह कार्रवाई न की जावेगी, तब तक सच्चा और पूरा 
उद्धार नही होवेगा यानी देहियों के साथ दुख सुख के 
भोगा और जनम मरन के चक्कर से छुटकारा और 
बचाव नही होगा। 


१९ - नौ द्वारो के वार यानी इस लोक की रचना 
में सुरत और मन की धार इद्रियो के वसीले से बराबर 
जारी है और हर एक द्वारे पर थोड़ा बहुत रस लेती है। 
फिर दसवें द्वार की तरफ भी जो कि निज घट (यानी 
मस्तक में) है, सुरत की धार को संत सतगुरु से भेद 
रास्ते का और जुगत चलने की लेकर जरूर चलाना 
चाहिये, तब उस गहरे आनद और रस की, जिसके 
सामने सर्व रस यहाँ के भोगों के, आहिस्ता २ फीके 
पड़ते जावेंगे और जो घट मे स्वतन्त्र, बगेर मेहनत और 
खर्च करने धन के, जब चाहो जब, छिन भर मे हासिल 
हो सकता है, ख़बर पड़े ओर तब मन और सुरत उमंग 
कर उस आनद और रस के दिन २ ज्यादा लेने के 
वास्ते ऊँचे देश की तरफ दौड़ने लगोगे । 


२० - यह काम बगैर दया और मदद सत सतगुरु 
के दुरुस्ती से नही बन सकता है। इस वास्ते 


| ३३ ] दूसराभाग [ ३६३ | भाग 


राधास्वामी दयाल ने ताकीद के साथ फरमाया कि 
पहले सतगुरु का खोज करके उनके चरनो मे प्रतीत 
सहित प्रीति करो और उनका सतसग और सेवा और 
आरती करके उनको अपने ऊपर मुतवज्जह और मेहरबान 
करलो, लब वे प्रसन्न होकर जो उपदेश सुरत शब्द के 
अभ्यास का करें, उसकी कमाई आहिस्ता २ बन पड़ेगी 
यानी मन और सुरत, शाब्द की धुन को पकड़ के घट 
मे आँखों के मुकाम से चलना और चढ़ना शुरू करेंगे 
और जिस कदर दसवें द्वार की तरफ इनकी धारा जारी 
होवेगी यानी मन और सुरत की चाल चलेगी, उसी 
कदर रस और आनद आवेगा और दिन २ बढ़ता 
जावेगा और संत सतगुरु की दया से माया और काल 
के विघ्न रास्ते में हलके और दूर होते जावेंगे और 
रास्ता आसानी से तै होता जावेगा। इस तरह एक दिन 
सुरत पिंड और ब्रह्माण्ड और मन और माया के घेर से 
न्यारी होकर अपने निज देश में पहुँच कर परम और 
अमर आनन्द को प्राप्त होगी। 


२१ - और राधास्वामी दयाल ने फरमाया कि 
माया और काल ने अनेक तरह के भोग और बिलास 
इस लोक में वास्ते लुभाने और फँसाने सुरत के रचे हैं 
और सुरत यहाँ इस कदर मन और इन्द्रियों के बस में 
पड़ गई है कि अपने बल से भोगो को छोड़ नहीं सकती 
और चाहे जिस कदर समझती इसको दी जावे, 
लेकिन भोगों के सन्मुख होते ही, मन उनकी तरफ झुक 
जाता है और उनमे लिपट जाता है और सुरत की धार 
भी लाचारी से उसके साथ भोगों की तरफ रवा हो 
जाती है। इस वास्ते जब तक कि सत सतगुरु का संग 


4 


| ३१६४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


न होगा और वे अपनी मेहर और दया से इसको सहारा 
नही देंगे और वक्‍त २ पर इसकी सम्हाल नहीं करेंगे, 
तब तक इसका बचाव और छुटकारा मन और इन्द्रियो 
के भोगों से कठिन बल्कि ना-मुमकिन है। 

२२ - कुल्ल जीवो को (जो अपना बचाव और 
छुटकारा चाहते हैं) चाहिये कि संत सतगुरु और 
राधास्वामी दयाल की सच्चे दिल से सरन दूढ़ करके, 
उनके चरनो में प्रीति ओर प्रतीत बढ़ाते रहे ओर उनके 
उपदेश के मुवाफिक अतरमुख अभ्यास सुरत शब्द के 
मार्ग का करके अपना जनम सुफल करें। 

२३ - नर देही का फल और लाभ यही है कि अपने 
कुल्ल मालिक और निज धाम का पता और भेद 
दरियाफ्त करके वहाँ पहुँचने का जतन उमंग और प्रेम 
के साथ शुरू करें, नही तो मनुष्य और पशुओं में कुछ 
भेद नहीं है यानी जो जीव कि भोगों की प्राप्ति के लिये 
उमर भर जतन करते रहे और उन्ही की आशा मन में 
धरी रही, तो उनकी कार्रवाई पशुओं की कार्रवाई के 
साथ बराबर हुई और नर देही जिसमे निज घर की 
तरफ चलने की ताकत मिली थी, मुफ्त बरबाद हुई । 
इस बात की समझ लेकर जो जीव अपने निज फायदे 
के वास्ते, राधास्वामी दयाल के उपदेश को मानेंगे ओर 
उसके मुवाफिक कार्रवाई करेंगे, वह एक दिन परम 
आनंद को प्राप्त होंगे, नहीं तो ऊँचे नीचे देशों और 
जोनों मे हमेशा भटकते रहेंगे और दुख सुख भोगते 
रहेगे। 


| ३३ ] दूसराभाग [ ३६५ | भाग 


अर्थ शब्द नम्बर १६, बचन नम्बर ३५, पोथी 
सारबचन राधास्वासी छद बद 
आरत गाऊं स्वामी सुरत चढ़ाऊं। गगन मेंडल में धूम मचाऊं।।१।। 
अर्थ 
आरत राधास्वामी दयाल की गाऊं और सुरत को 
गगन मॉडल में चढ़ाकर धूम मचाऊं यानी बिलास करू। 
श्याम सुदर पद निरख निहारूं। सेत पदम पर तन मन वारूँ।।२।। 
अर्थ 
और चढ़ाई के वक्त श्याम सुन्दर पद यानी श्याम 
पद जो अति सुन्दर है और वहीं सुक्न यानी चैतन्य 
मंडल का द्वारा है, देखती चलँ और सेत पदम यानी 
सत्तलोक में पहुँच कर सत्त पुरुष पर तन मन वारू 
यानी इन दोनों से न्यारी होकर पहुँचूँ। 
वृन्दावन मथरा पद लीना। गोकुल जीत कालिन्द्री छीना।।३।। 
अर्थ 
वृन्दावन यानी देह को जो बिन्द से बनी है, मथ 
कर रकार पद यानी सुन्न में पहुँची और गोकुल यानी 
इन्द्रियों के देश से न्यारी हुई और काल की शक्ति छीन 
हुई यानी जाती रही। 
सुन्न महावन गिरवर चीन्हा। महासुन्न जा अमृत पीना।।४।। 
अर्थ 


सुन्न मडल की, जो कि महावन है और वही ऊँचा 
देश यानी पहाड़ है, पहिचान करी और वहाँ से आगे 
महासुत्न मे पहुँच कर अमृत पान किया। 


| उक] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


धीरज थाल प्रेम की जोती। धुन विवेक घट मोती पोती।।५।। 
अर्थ 
धीरज का थाल लेकर यानी चित्त मे धीरज धर कर 
और प्रेम की जोति जगा कर यानी प्रेम तेज़ कर २ 
मोती रूप धुनों को घट में छाट कर पोती हुई यानी 
सुनती हुई चली । 
विरह राग तज रग लगाऊँ। सुरत निरत ले शब्द समाऊँं।।६।। 
अर्थ 
ससारी भोगों की विरह छोड़ कर प्रेम बढ़ाऊं और 
सुरत और निरत को जगा कर और संग लेकर शाब्द मे 
लगु 
रास मॅडल घट लीला ठानी। काली नाथ निरख नभ जानी।।७।। 
अर्थ 
यानी घट में रास मडल की लीला करके और 
काल अंग को नीचे डाल कर सुरत रास्ते की सैर 
करती हुई आकाश में पहुँची | 
घोर उठा अब गगन कुज में। मगन हुई लख तेज पुज में।।८।। 
अर्थ 
आकाश मे चढ़ कर आवाज़ गगन मडल की सुनाई 
दी और वहाँ पहुँच कर त्रिकुटी में जो स्वरूप है, 
उसका दर्शन करके खुश हुई । 
मद और मोह हने और सूदे। मोहन मुरली बजी मन बोधे।।९।। 
अर्थ 
और मद और मोह दूर हुए और निहायत रसीली 
बाँसुरी की आवाज़ सुन कर मन को नया बोध हुआ। 


| ३३ ] दूसराभाग [ ३६७ | भाग 
गोपी धुन और शब्द ग्वाल मिल। सुरत गूजरी आई चल चल।।१०।। 


अर्थ 
शब्द की धुने और शब्द सुनती हुई जो कि गोपी 
और ग्वाल हैं, सुरत गूजरी यानी इच्क्रियों की जलाने 
वाली ऊपर को चढ़ती चली जाती है। 
खेलत कूदत शोर मचावत। दधि अकाश सब मथ २ लावत।।११।। 
अर्थ 
गोपी और ग्वाल यानी मन इन्द्रिय वगैरा बिलास 
और शोर करते हुए और आकाश मे से दघि यानी 
चैतन्य को समेटते और छॉटते हुए मगन हो रहे हैं। 
पी पी चहुँ दिश होत पुकारा। सुन २ राधा मगन बिहारा।।१२।। 
अर्थ 


और सब चारौ तरफ से अपने प्रीतम शाब्द गुरू को 
पुकारते हैं और राधा यानी सुरत चलने वाली इस 
बिलास को देख कर मगन होती है। 
स्वामी २ धुन अब जागी। उमँग हिये में छिन २ लागी।।१३।। 
अर्थ 


फिर स्वामी नाम की धुन सुनती हुई नवीन उमंग 
हिरदे में बढ़ाती जाती है। 
जगत बासना सब हम त्यागी। मन हुआ मेरा सहज बैरागी ।।१४।। 
अर्थ 
यह कैफियत देख कर जगत की चाह और बासना 
बिलकुल छोड़ दी और मन सहज में बैरागी यानी 
उदासीन हो गया। 


| ३६८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
कृपा करो अब राधास्वामी। करत रहूँ तुम चरन नमामी।।१५।। 
अर्थ 
हे राधास्वामी दयाल ऐसी ही कृपा मेरे ऊपर जारी 
रक्खो और मैं तुम्हारी बदना करती रहूँ। 


मन को फेरो दीन दयाला। छिन २ निरखूँ दर्श विशाला ।।१६।। 


अर्थ 
और मेरे मन को इस तौर से फेर दीजिये कि 
छिन २ आपका दर्शन करती रहेँ। 
अब तो लिये जात मोहिं खींचे। मानत नाहि डार मोहिं भींचे।।१७।। 
अर्थ 


इस वक्त तो मुझको अपनी तरफ खीचे लिये जाता 
है और कहना नहीं मानता और मुझको तंग कर रहा है। 
भक्ति पौद जो तुमहिं लगाई। मेहर दया से सीचो आई ।।१८।। 
अर्थ 


भक्ति की पौद जो आपने लगाई है, उसको आप 
ही अपनी मेहर और दया से सींचो यानी बढ़ाओ और 
तरक्की दो। 

मेरा बस मन से नहिं चाले। बहुत लगाये इन जजाले।।१९।। 
अर्थ 

क्योंकि मेरा मन मेरे काबू में नहीं है और बहुत 

संसारी जाल इसने फैला रक्खा है। 
पर तुम समरथ पुरुष अपारा। काटोगे हम निश्चय धारा।।२०।। 


| ३३ ] दूसराभाग [ ३६९ | भाग 
अर्थ 
लेकिन आप सत्त पुरुष राधास्वामी दयाल समर्थ हो 
और मुझ को यकीन है कि आप दया करके इस 
जंजाल को काटोगे। 
अब आरत सब विधि हुई पूरी। राधास्वामी रहूं हुज़ूरी।।२१।। 
अर्थ 
अब यह आरती सम्पूर्ण हुई और मेरी अर्ज और 
माँग यही है कि राधास्वामी दयाल के सदा सन्मुख रहूँ। 
अर्थ शब्द नबर १६, बचन ४&१, पोथी सार 
बचन राधास्वासी छद बंद 


सुर्त बन्नी गुरु पाया बन्ना। देख दरश छिन २ मन भिन्ञा।।१।। 
अर्थ 


प्रेमी सुरत को जब सतगुरु प्रीतम मिले, तब 
उनका दर्शन करके मन छिन छिन मगन इुआ। 
तुरिया घोड़ी सहज सिगारी। धीरज पाखर ता पर डारी।।२।। 
अर्थ 


लुरिया यानी चैतन्य आत्मा की धार को घोड़ी बना 
कर, उस पर धीरज की पाखर डारी यानी धीरज के 
साथ उस पर सतगुरु सवार हुए। 

चाँद सुरज दोउ करी रकाबें। गगन जीन ता पीठ धरावें।।३।। 
अर्थ 

चाँद सूरज यानी इड़ा और पिंगला की रकाबें 
बनाई और गगन यानी चैतन्य आकाश रूपी जीन उस 
पर धरी । 


| ३७०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


बिजली पवन चाल चली घोड़ी। फेर लगाम एड़ दे मोड़ी।।४।। 
अर्थ 
इस तरह सतगुरु उस लुरिया की घोड़ी यानी 
चैतन्य धार पर सवार होकर, बिजली और पवन की 
चाल के मुवाफिक चले और लगाम यानी मुख उस धार 
का, घर की तरफ मोड़ कर ऊपर चढ़ने के वास्ते जोर 
दिया यानी एड लगाई । 


हीरे लाल झालरें मोती। माणिक पन्ना वारूँ जोती।।५।। 
अर्थ 

ऐसे सलगुरु के ऊपर हीरे लाल और मोती की 
झालर और माणिक पन्ना और जोत स्वरूप को (जो कि 
मुराद शाब्दो की धुन और स्थानों के स्वरूप से है) वार 
दूँ। असल मे जेसे कि सुरत चढ़ती जाती है, सब रास्ते 
के स्थान और वहाँ की रचना सब सतगुरु पर अपने 
आपे को वारले हैं यानी नीचे पड़ते चले जाते हैं। 

ता पर बन्ना करी असवारी। बिजली चाल पवन धधकारी।।६।। 


अर्थ 


ऐसी चैतन्य धार की घोड़ी पर सतगुरु बच्ने सवार 
हुए और वह धार बिजली और पवन की चाल और जोर 
शोर के साथ चली और चढ़ी। 
चल बरात पहुँची गगना पुर। बन्नी बन्ना मिले शिष्य गुरु । ।७।। 


अर्थ 


चलते २ सतगुरु और प्रेमी सुरत और बरात यानी 
और सतसंगी और सतसंगिनों की सुरते त्रिकुटी मे 
पहुँची और वहाँ सतगुरु और सेवक का मेल हुआ। 


| ३३ ] दूसराभाग [ ३७१ | भाग 


ब्याह हुआ और फेरे डाले। बन्नी ले बन्ना घर चाले।।८।। 
अर्थ 
और प्रेमी सुरत सतगुरु की परिक्रमा करके, उनके 
साथ घर को चली। 
घर में धसे मात पितु हरषे। प्रेम मगन मानो बादल बरसे।।९।। 
अर्थ 
जब सत्तलोक में पहुँचे तब सत्त पुरुष (जो कि 
कुल्ल रचना के माता पिता हैं) देख कर मगन हुए। 
जैसे कि बादल की वर्षा होती है, इसी तरह प्रेम और 
आनंद की वर्षा होने लगी। 
मोती हीरे लाल जवाहर। बुआ बहन मिल किये निछावर।।१०।। 
अर्थ 


मोती हीरे लाल और जवाहर, बुआ और बहन यानी 


हंस और हंसनियों ने न्यौछावर किये यानी सत्त शब्द 
की धुनो की जो कि हर एक हीरा मोती और लाल रूप 
है, सतगुरु और प्रेमी सुरल पर वर्षा होने लगी। 
करें आरत हंस बन्ञा बज्ञी। हंस पुकारें धन्ना धन्नी।। ११।। 
अर्थ 
फिर सतगुरु ओर प्रेमी सुरत ने, मगन होकर, और 
उमंग सहित, सत्त पुरुष राधास्वामी दयाल की आरत 
उतारी, और चारों तरफ से हस धन्य २ पुकारने लगो। 
राधास्वामी रलियाँ मन्नी। मगन हुए भइया और बहनी।।१२।। 
अर्थ 
यह कैफियत देख कर राधास्वामी दयाल मगन 
और प्रसन्न हुए और हस हसनी भी उस बिलास में 
शामिल होकर आनद को प्राप्त हुए । 


नै न न न ने ने 


| ३७२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


बचन ३४ 


कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल की 
महिमा और भेद सुन कर (हर एक जीव को 
जो उनके बाल बच्चे है) शोक मिलने का, 
बिछुड़े हुए बालक के मुवाफिक पैदा करके 
और सतगुरु से चलने की जुगत दरियाफ्त 
करके दिन २ विरह और प्रेम अग के साथ 
रास्ता तै करना चाहिये। 


१ - जब कि सतसंग मे निर्णय सुन कर जीव को 
अच्छी तरह इस बात की समझ ओर प्रतीत आ गई कि 
राधास्वामी दयाल कुल्ल मालिक और सर्व समर्थ हैं, 
तब उसके हिरदे मे प्रीति उनके चरनो की और अभिलाषा 
उनके दर्शनो की जरूर जागनी चाहिये और यही प्रीति 
सतगुरु से उपदेश हासिल करके थोड़ी बहुत करनी 
यानी अभ्यास ज़रूर करावेगी | 


२ - वह निर्णय कि जिससे राधास्वामी दयाल के 
कुल्ल मालिक और सर्व समर्थ होने का निश्चय दिल में 
पैदा होवे, खुलासा तौर पर यह है कि कुल्ल रचना जो 
नज़र आती है, उसको गोर के साथ मुलाहिजा करने से 
कुल्ल कर्त्ता का इरादा और मतलब और कारीगरी और 
कायदे के साथ बन्दोबस्त जारी रहने कार्रवाई कुल्ल 
रचना का साफ २ पाया जाता है और यह बाते वास्ते 
सबूत मौजूद और हस्ती ऐसे मालिक और कर्त्ता की जो 
कि सर्व समर्थ और आगे पीछे के हाल का जानने वाला 

है, काफी है। 


| ३४ |] दूसराभाग [ ३७३ | भाग 


३ - सिवाय इसके रचना के हाल और कैफियत को 
देख कर यह भी बात पाई जाती है कि चैतन्य में 
ब-सबब मिलौनी और हायल होने पर्दै माया के कितने 
ही दरजे हो गये यानी जहाँ माया मलीन और कसीफ 
है, वहाँ का चेलन्य ज्यादातर पर्दा यानी आवरण से 
ढका हुआ और इस वास्ते उसकी ताकत का जहूर कम 
है और जिस कदर कि ऊचे देश में माया सूक्ष्म और 
लतीफ होती गई है, उसी कदर वहाँ के चैतन्य पर पर्दा 
खफीफ और इस वास्ते उसकी ताकत का जहूर ज़्यादा 
है यानी नीचे के दरजे के चैतन्य की कार्रवाई (रचना 
करने और उसके सम्हाल की) ऊँचे देश के चैतन्य के 
आसरे है यानी जब तक कि किरनियाँ या धारा ऊँचे 
देश के चैतन्य से आकर मदद न करें, तब लक नीचे 
के देश का चैतन्य कुछ कार्रवाई नही कर सकता । इस 
वास्ते विशेष से विशेष चैतन्य के दरजे तै करके जो 
अखीर में महा विशेष चैतन्य है, उसी के आसरे कुल्ल 
रचना प्रकट हुई और वही से कुल्ल की सम्हाल हो रही 
है और वह पद आप निराधार है यानी किसी दूसरे के 
आसरे नहीं है और अनन्त है और अपार है। उसी का 
नाम कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल है। 


४ - जब ऊपर की समझोती से चित्त में निश्चय हो 
गया कि कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल है और उन्ही 
के देश में परम आनन्द और अमर सुख प्राप्त हो 
सकता है, क्योंकि वहाँ माया नही है और इसी सबब से 
आवरण यानी देही और उसका जनम मरन यानी प्रकट 
और गुप्त होना भी नहीं है और न किसी किस्म का 
कष्ट और कलेश और माया देश का सा दुख सुख है, 


५ 


| ३७४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


तब इस बात की चाह और आभिलाषा मन में उठनी 
चाहिये कि जेसे बने तैसे राधास्वामी धाम में पहुँच कर 
पूर्ण आनन्द को प्राप्त होवे और यह बात बगेर सतगुरु 
की मदद और दया के हासिल नही हो सकती । इस 
वास्ते लाजिम आया कि पहले सतगुरु का खोज किया 
जावे और जब वे मिल जावें लो उनके चरनों में प्रेम 
प्रीति करे और उनका सतसंग होशियारी के साथ 
करके अपने भरम और सदेह दूर करावे और फिर 
रास्ते का भेद और सुरत शाब्द मार्ग का उपदेश लेकर, 
राधास्वामी दयाल की दया के आसरे अभ्यास शुरू 
करे, तो जिस कदर अभ्यास दुरुस्ती से बनेगा और 
बढ़ता जावेगा उसी कदर रस और आनद अतर में 
मिलता जावेगा और ससार और उसके पदार्थों की 
तरफ से दिन २ चित्त हटता जावेगा और जिस कदर 
सतगुरु राधास्वामी दयाल की दया और रक्षा के परचे 
अलर और बाहर मिलते जावेंगे, उसी कदर प्रतीत 
मजबूत होती जावेगी और प्रीति बढ़ती जावेगी । 


५ - ऐसी प्रतीत और प्रीति के पैदा होने में मन और 
इच्छा ससार के भोग और बिलास की लरगें उठा कर 
जीव के मन में परमार्थी समझ और दर्शन की चाह को 
ठहरने और बढ़ने नहीं देते। इस सबब से अभ्यास में 
भी अकसर गुनावन पैदा करके, स्वरूप और शब्द का 
रस जैसा चाहिये, नहीं लेने देते हैं और प्रतीत और 
प्रीति को अनेक तरह के भरम उठा कर पकने नहीं 
देते। इस सबब से जीव अकसर दुखी रहता है। 


६ - जो कि राधास्वामी दयाल कुल्ल मालिक और 
सर्व समर्थ हैं ओर वेही कुल्ल जीवो के सच्चे माता और 


| ३४ |] दूसराभाग [ ३७५ | भाग 

पिता हैं और जब कि अभ्यासी जीव को उनकी मेहर 
और दया और रक्षा के परचे अंतर और बाहर मिलने 
लगे तो सच्चे प्रेमी के मन में ऐसा शौक उनके मिलने 
का पैदा होना चाहिये, जैसे कि बिछड़े हुए बालक को 
अपने माँ बाप से मिलने का और स्त्री को अपने बिछुड़े 
हुए पुरुष से मिलने का। यह दोनों यानी बालक और 
स्त्री अपने २ प्रीतम से बिछड़ी हुई हालत में निहायत 
दुखी रहते हैं यानी उनके मन को सच्चा चैन और पूरा 
आराम नहीं मिलता। ऐसे ही सच्चा प्रेमी इस ससार को 
विदेश समझ कर, अपने निज देश यानी सच्चे माता 
पिता कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल के धाम मे 
पहुँचने की अभिलाषा रखता है और इस लोक में चाहे 
जैसे भोग और माया के पदार्थ उसको प्राप्त हो जावें, 
पर पूरी शान्ति नहीं आती और मन में बेकली और 
घबराहट अपने प्यारे पिता राधास्वामी दयाल से मिलने 
की बनी रहती है। ऐसे प्रेमी के अभ्यास में मन और 
इच्छा बहुत कम विघ्न डालते हैं। 


७ - सच तो यह है कि हर एक परमार्थी के मन में 
जो राधास्वामी दयाल की सरन में आया, थोड़ी बहुत 
बेकली और घबराहट अपने निज घर में जाने के वास्ते 
जरूर रहना चाहिये, क्योंकि बगेर ऐसी विरह के रास्ते 
का तै होना और मन और माया के विघ्नों को 
राधास्वामी दयाल की मेहर के बल से जीतना और दूर 
करना दुरुस्ती से मुमकिन नहीं है। 


८- जाहिर है कि जिस कदर जिसके मन में विरह 
दर्शन की होगी, उसी कदर उससे अभ्यास सहज और 
दुरुस्त बनेगा और विघ्न कम सतावेगे और जिनके मन 


| ३७६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
मे ससार के भोगों और मान बड़ाई की आसा धरी हुई 
है, वे अभ्यास में ढीले रहेंगे और मन और इच्छा उनके 
परमार्थी इरादे और कामो मे हमेशा खलल और विघ्न 
डालते रहेंगे। 


९ - इस वास्ते हर एक परमार्थी को मुनासिब है 
कि दुनिया और उसके सामान की हकीकत को अच्छी 
तरह समझ कर यानी उनको लुच्छ और नाशमान और 
जहरीला यानी दुखदाई देख कर, उनमें जरूरत के 
मुवाफिक बर्ते और ज्यादा चाह उनके प्राप्ति और भोग 
की न उठावे। 


१० - सलगुरु और प्रेमी जन के संग से यह बात 
जल्द और आसानी से हासिल होगी और बानी और 
बचन के मनन और बिचार और अपने मन और इच्छा 
की निगरानी और जाँच करते रहने से जल्द ससारी 
स्वभाव और आदत बदलेगी यानी मन में ससारी लरगो 
का उठना और भोगो की तरफ धार का दौडना आहिस्ता 
आहिस्ता कम होता जावेगा और प्रेम प्रीति चरनों में 
सलगुरु राधास्वामी दयाल के दिन दिन बढ़ती जावेगी 
और उसी कदर अभ्यास दुरुस्त बनता जावेगा यानी 
अंतर में रस और आनन्द मिलता जावेगा और बढ़ता 
जावेगा | 


| ३४ ] दूसराभाग [ ३७७ | भाग 
शब्द 

गुरु प्यारे नज़र करो मेहर भरी | टेक । | 
मैं हुई दासी तुम्हरे चरन की। 

सब तज तुम्हरे द्वारे पड़ी।। १ ।। 
तुम्हरे चरन की ओट गही अब। 

काल कर्म से नाहि डरी।। २ ।। 
जबसे लुम्हरी सरना लीनी। 

माया ममता सकल जरी।।३ 
प्रीति प्रतीत बढ़त गुरु चरनन । 

जग से छिन छिन सहज तरी || ४ 
शब्द भेद ले सुरत लगाऊं। 


सुन सुन धुन अब अधर चऴी।। ५ 
दरस दिखाय किया गुरु प्यारा | 
तन मन तज हुई आज छड़ी।। ६ 
राघास्वामी सतगुरु दीन दयाला | 
अब मोपै पूरन दया करी।। ७ 


| ३७८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


बचन मुतफरिक पिछले महात्माओ के 


(१) 
बड़ी भारी अभागता क्या है? मन का मुर्दा होना 
और मन का मुर्दा होना क्या है? मालिक को भूलना 
और दुनिया को चाहना। 
(२) 
लोग कहते हैं कि हम मालिक को पूजते हैं और 
हकीकत में वे अपने मन के पुजारी हैं और कहते हैं कि 
मालिक हमारा सहाई है और इससे और उससे मदद 
चाहते हैं और किसी का शुकर और किसी की शिकायत 
करते हैं। 
(३) 
दुनिया से होशियार और बचते रहो कि इसने 


विद्यावान ओर बुद्धिवान और धनवानो को अपना गुलाम 
बना रक्खा है। 


(४) 

तीन मर्द भक्त, एक औरत भक्त के पास गये और 
सच्ची भक्ति का जिक्र करने लगे। एक भक्त ने कहा कि 
उसकी भक्ति पूरी और सच्ची है, जो उस तकलीफ में 
कि उसका मालिक भेजे, सबर करे। स्त्री ने कहा कि 
इस बचन से अहंकार की बू आती है। दूसरे भक्त ने 
कहा कि जो तकलीफ में अपने मालिक का शुकर करे, 
उसकी भक्ति पूरी और सच्ची है। स्त्री ने कहा कि कुछ 


| मुतफर्रिक ] बचन महात्मोओं के... [ ३७९ | मुतफर्रिक ] बचन महात्माओं के 


इससे बढ़कर कहो। तीसरा भक्त बोला कि जो अपने 
प्यारे की भेजी हुई तकलीफ में रस पावे, उसकी पूरी 
और सच्ची भक्ति है। तब फिर स्त्री भक्त ने कहा कि 
इससे भी बढ़कर कहो । तब तीनो भक्त बोले की अब 
आप ही कहो। तब वह बोली कि मैं उसकी भक्ति पूरी 
और सच्ची जानती हूँ, जो कि तकलीफ को अपने प्यारे 
के ध्यान और दर्शन में इस कदर भूल जावे कि उसको 
उस तकलीफ की खबर भी न होवे। 


(५) 


जिस पर मालिक मेहरबान होता है, तो उसका 
दिल अकसर गमगीन और उदास रखता है और जिस 
पर उसकी नज़र मेहर की नहीं है, उसको दुनिया का 
सामान और ऐश और आराम ज्यादा देता है। 


(६) 
दुनिया से प्रीति लगानी तो आसान है, पर उससे 
अलेहदा होना और छूटना निहायत मुश्किल है। जिस 
किसी को जिस कदर दुनिया के ऐश और आराम का 
सामान दिया गया है, उसकी एवज में उससे सो गुना 
परमार्थ घटा दिया गया है। अगर दुनिया सोने की होती 
और परमार्थ मिट्टी का, तो भी चाहिये था कि लोग 
परमार्थ ही को कबूल करते मगर अफसोस है कि 
परमार्थ सोना और हीरा है और दुनिया खाक है और 
फिर लोग खाक को ही चाहते हैं। 
(७) 
जिसका मन इन तीनों कामों में बिल्कुल संग न 
देवे तो जानना चाहिये कि अभी उस पर मालिक की 


र् 2 


| ३८०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


दया नहीं आई । एक मालिक के बचनों के पाठ और 
सतसग के वक्त, दूसरे मालिक के नाम के सुमिरन 
और भजन के वक्त, तीसरे मालिक के स्वरूप के 
ध्यान के वक्त। 


(द) 

भक्ति मे तीन परदे है। इन तीनो को मन से हटाना 
चाहिये, तब परमार्थ और भजन का पूरा रस आवेगा 
और मालिक का दर्शन पावेगा। पहिला यह कि जो इस 
लोक और परलोक का राज और भोग उसको दिये 
जावें और वह उसको पाकर मगन न होवे, क्योकि जो 
मगन हो गया तो लालची है और लोभी को दर्शन नहीं 
मिलेगा । दूसरा परदा यह है कि जो इस लोक और 
परलोक का राज और भोग उसको हासिल है और वह 
उससे छीन लिया जावे तो दुखी न होवे और अफसोस 
न करे, क्योंकि जो अफसोस किया तो झूठा है और 
झूठा परमार्थ के काबिल नही है। तीसरा परदा यह है 
कि चाहे जिस कदर कोई स्तुति और आदर करे, उस 
पर अपने मन में खुश न होवे और गाफिल न हो जावे, 
क्योकि जो ऐसा है लो ओछा पात्र है और अभी ऊचे 
देश और गहरे रस के काबिल नही है। 

(९) 

शाह इबराहीम ने (जो बलख देश की बादशाही को 
छोड़ कर फकीर हुआ) कहा है कि एक वक्त मैने एक 
गुलाम ख़रीद किया और उससे पूछा कि तेरा नाम क्या 
है? उसने जवाब दिया कि जिस नाम से आप पुकारें। 
फिर मैने पूछा कि क्या खायगा? उसने जवाब दिया जो 
आप खिलावेगे। फिर मैने कहा क्या पहिनेगा? वह बोला | 


| मुतफर्रिक ] बचन महात्मोओं के... [ ३८१ | मुतफर्रिक ] बचन महात्माओं के 


जो आप पहिनावेगे। फिर मैने कहा क्या काम करेगा? 
बोला जो आप हुक्म करेंगो। फिर मैने कहा क्या चाहता 
है? तो जवाब दिया कि बदे को अपनी चाह नहीं उठानी 
चाहिये, जो मालिक की मरजी और चाह है, वही 
उसकी चाह होनी चाहिये। फिर मैंने अपने दिल में 
सोचा कि तू भी इसी तरह से मालिक का बदा है और 
इस कदर उम्र तेरी गुज़र गई और अब तक चरन सरन 
और भक्ति की रीति न जानी, यह ख्याल करके मे बहुत 
रोया । 


(१०) 
किसी ने शाह इबराहीम से पूछा कि किस तरह 
गुजरान करते हो? जवाब दिया, मैने चार दस्तूर 
मुकर्रर किये हैं। पहला, जब कोई खास दया होती है 
तब शुकर करके चरनों की तरफ दौड़ता हूँ। दूसरे, 
जब कभी कोई कसूर बन पड़ता है, लब पछताता हूँ 
और अतर में प्रार्थना करता हूँ। तीसरे, जब कभी 
तकलीफ आती है, तब सब्र और बरदाश्त के साथ 
उसकी अगवानी करता हूँ। चौथे, जब भजन और सेवा 
दुरुस्त बन आती है, लब प्रेम के साथ कदम आगे 
रखता हूँ । 
(११) 
जो कोई अपने गुरू की आज्ञा मे न बरतेगा, वह 
कभी सेवक नहीं बनेगा और जो गुरू से डरता है और 
गुरू ही की तरफ दौड़ता है, उसी का एक दिन सच्चा 
उद्धार होवेगा। 


| ३८२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
(१२) 
मालिक कहता है कि जो तू मुझ से मिलना चाहता 


है, तो वह चीज भेट लेकर आ जो मेरे पास नहीं है ओर 
वह चीज सच्ची दीनता है। 


(१३) 
दो बातें याद रखनी चाहिये। एक यह कि मालिक 
तेरा अतरजामी है। दूसरे यह कि जो कुछ तू करता है, 
वह उसको देखता है। 


(१४) 
एक सेवक ने अपने गुरू से पूछा कि सेवा और 
भजन में बराबर रस क्यों नही मिलता है। जवाब दिया 
कि जो बराबर रस हर रोज मिलता रहेगा तो विरह 
और तड़प नहीं उठेगी और इस सबब से तरक्की बद 
हो जावेगी । 
(१५) 
जो मालिक के प्यारे हैं, उनमे तीन सिफते जरूर 
होंगी। (१) उदारता (२) दया और (३) खातिरदारी 
सच्चे परमार्थी की | 
(१६) 
अच्छे लोगो की संगत अच्छे काम करने से बेहतर 
है और बुरे लोगों की संगत बुरे काम करने से बदतर 
हे 


(१७) 


जो कोई तुझ को कुछ देवे तो पहले मालिक का 
शुकर कर और उसके पीछे उस शख्स का शुकर कर, 


| मुतफर्रिक ] बचन महात्मोओं के... [ ३८३ | मुतफर्रिक ] बचन महात्माओं के 


जिसके दिल को मालिक ने प्रेर कर तुझ पर मेहरबान 
किया और जो कोई मुसीबत तुझ पर आवे, तो दीनता 
के साथ मालिक की प्रार्थना कर, क्योंकि जो लू सब्र 
और बरदाश्त नहीं कर सकता है, तो मालिक तुझ पर 
दया करेगा और प्रार्थना फौरन कर, क्योकि जो पछता 
कर प्रार्थना करता है, वह नादान है। 


(१८) 
असल बंदगी और भजन यह है कि सच्चा खौफ 
और सच्चा भरोसा और विशवास और सच्ची प्रीति 
मालिक के चरनों मे होवे। निशान खौफ का यह है कि 
पाप कर्म छोड़ देवे और निशानी सच्चे भरोसे और 
विशवास की यह है कि हमेशा मालिक का भजन और 
याद करता रहे और निशान प्रीति का यह है कि शौक 

दर्शन का दिन २ बढ़ता रहे। 


(१९) 
जो कोई खूब पेट भर कर खाता है, उसमें यह 
पाँच इल्लतें पैदा होती हैं। एक यह कि भजन में उसको 
रस नही मिलता। दूसरे उसकी तलन्दुरुस्ती में फर्क 
आता है। तीसरे दयावत कम होता है। चोथे मालिक की 
सेवा और भजन उसको भारी पड़ता है। पाँचवे मन 
उसका जबर हो जाता है। 
(२०) 
तीन वक्‍त अपने मन को होशियार रक्खो। एक 
करतूत के वक्‍त याद रक्खो कि मालिक तुझको देखता 
है और जब बात करो तो याद रक्खो कि जो कुछ कि 
लू कह रहा है, मालिक सुनता है और जब चुप हो तो 


र् 2 


| ३८४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


याद रक्खो कि मालिक जानता है कि तू किस वास्ते 
चुप हुआ है। 
(२१) 

जो मन कि विद्या और बुद्धि और चतुराई से भरा 
हुआ है, वह सबके मनों से ज़्यादा सख्त हो जाता है 
और ऐसे कठोर मन की पहिचान यह है कि हमेशा 
नाकिस तदबीरो और बहाने-बाजियों में बॅधा रहता है 
और अपनी समझ और तदबीर के आगे गुरू या 
मालिक के हुक्म को कबूल नही करला। 


(२२) 
परमार्थी को इन तीन बातों का लिहाज रखना 
चाहिये। एक यह कि जो किसी को फायदा न पहुँचा 


सके तो नुकसान भी न पहुँचावे। दूसरे जो किसी को 
ख़ुश नहीं कर सके, तो नाखुश और दुखी भी न करे। 
तीसरे अगर किसी की तारीफ करना नहीं चाहे तो 
बुराई भी न करे। 
(२३) 

परमार्थी को इन दस नाकिस बातों से परहेज 
करना गोया काल के जाल से बचना है। (१) सूमता, 
(२) अहकार, (३) मान, (४) ईर्षा, (५) छल और 
कपट, (६) क्रोध, (७) हिर्स और तृष्णा खान पान में, 
(८) बे-मौके और बे-फायदे बोलना, (९) चाह और 
प्रीति धन और माल की, (१०) चाह और प्रीति मान 
बड़ाई और मर्तबा और हुकूमत की। ओर इन दस भली 
बातों को इखि्तियार करना गोया मालिक को प्रसन्न 
करना है। (१) पछताना और प्रार्थना करना अपने 


| मुतफर्रिक ] बचन महात्मोओं के... [ ३८५ | मुतफर्रिक ] बचन महात्माओं के 


कसूरों पर, (२) सब्र और धीरज, (३) जैसे बने तैसे 
मालिक की मौज पर राजी होना, (४) शुकराना मालिक 
की दात और दया का, (५) खौफ मालिक की नाराजगी 
का, (६) भरोसा मालिक की दया और बख्शायश का, 
(७) बैराग चित्त में रखना, (८) सेवा और भजन 
मालिक का करना, (९) सबके साथ मित्र भाव से 
बरतना, (१०) बढ़ाना प्रेम का सतगुरु और मालिक के 
चरनो मे। 
(२४) 


इन पॉच बातों को याद रखना जरूर चाहिये। एक 
किसी की पीठ पीछे बुराई न करना। दूसरे किसी के 
भेद या गुप्त बात को प्रकट न करना । तीसरे झूठ बात 
न बोलना । चौथे सतगुरु की आज्ञा में बर्तना । पाचवे 


चोरी न करना, अलर या बाहर | 
(२५) 
शैतान हज़रत मूसा की खिदमत में हाजिर हुआ 
और कहने लगा कि मै आप को तीन बातें सिखाता हूँ 
ताकि मालिक से आप मेरे हक में दुआ नेक माँगें। 
उन्होने पूछा कि वह तीन बातें क्या हैं। कहा कि 
क्रोध और तुनक मिज़ाजी से परहेज कीजिये क्योंकि 
जो कोई तेज मिजाज और हलका होता है यानी जल्द 
भड़क उठता है, उससे मै ऐसे खेलता हूँ जेसे लड़के 
गेंद से कि जिधर चाहा गेंद को फेक दिया। दूसरे 
औरतों से बचे रहिये, क्योंकि ससार में मैंने जितने 
जाल और फदे बिछाये हैं, उन सब से ज़्यादा मजबूत 
और भारी फदा औरतों का है और मुझे इस फदे का 
पूरा एतबार है। तीसरे कजूसी से बचिये क्योंकि जो 


| ३८६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


कजूस होता है उसका मे ससार और परमार्थ दोनों 
मटियामेट कर देता हूँ। 


(२६) 
जिस मे यह तीन बाते यानी संतोष और मालिक 
का खौफ और दर्शन की विरह और बेकली नहीं है, 
उसका उद्धार मुश्किल है। 


(२७) 
किसी अभ्यासी से पूछा कि लुम शादी क्यों नहीं 
करते । कहा कि दो भूतों से लड़ने की मुझ में ताकत 
नही है। एक तो मेरा मन भूत है, दूसरे उसका मन 
होगा। मैं अकेला दो भूतों से किस तरह लड़ सकेगा? 
(२८) 
तीन काम न करने चाहिये, चाहे उनमे किसी कदर 
लोगों का जाहिरी उपकार भी हो। (१) राजों और 
अमीरो का संग, (२) किसी स्त्री के साथ अकेले उठना 
बैठना, चाहे वह परमार्थी होवे और तू उसे परमार्थ ही 
सिखाता होवे, (३) कानों का कच्चा होना कि इसमें 
बहुत हर्ज और नुकसान पैदा होते हैं। 
(२९) 
थोड़ा सा हाल मनमुख और गुरुमुख की चाल का 
लिखा जाता है, जिससे अपनी हालत की परख होती 
रहे :- 
(१) गुरुमुख का मतलब कुल परमार्थी करतूत से 
यह रहता है कि मालिक और सतगुरु प्रसन्न होवें। 


| मुतफर्रिक ] बचन महात्मोओं के... [ ३८७ | मुतफर्रिक ] बचन महात्माओं के 


सनमुख सब कामों में अपने मन और इन्द्रिय का 
बिलास और प्रसन्नता देखता है। 

(२) गुरुमुख भूख प्यास को सहता है ताकि उसका 
भजन बंदगी अच्छी तरह बने। मनमुख जानवरों की 
तरह खाने पीने में मगन होता है और परमार्थी करतूत 
में मन नहीं लगाता और आलस करता है। 


(३) गुरुमुख हमेशा विचार में रहता है और डरता 
है। मनमुख तृष्णा और चाह दिन दिन बढ़ाता है और 
बे फिक्र और निडर रहता है। 


(४) गुरुमुख सतगुरु के सिवाय सब से बे-खौफ 
रहता है। मनमुख सतगुरु के सिवाय सबसे डरता है। 

(५) गुरुमुख सतगुरु के सिवाय सबसे निराशा 
रहता है। मनमुख सतगुरु के सिवाय सबसे आस 
रखता है। 


(६) गुरुमुख धन को परमार्थ पर नोछावर करता 
है, मनमुख परमार्थ को धन पर नोछावर करता है यानी 
धन के लिये अपने परमार्थी नुकसान का ख्याल नहीं 
करता है। 

(७) गुरुमुख भजन और बन्दगी करता है और 
रोता है। मनमुख गुनाह करता है और हँसता है। 

(८) गुरुमुख तनहाई और एकान्त को पसंद करता 
है। मनमुख भीड़ भाड़ और शोर डुल से राजी होता है। 

(९) गुरुमुख जोतता और बोता है, पर डरता है 
कि शायद खेत न काटने पाऊँ। मनमुख न जोतता है 
और न बोता है, पर आस बाँधता है कि काट कर 

_ खलियान लगाऊे। 


| ३८८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


(१०) गुरुमुख शरमीला और हयादार होता है। 
मनमुख ढीठ निलज्ज और बेहया होता है। 


(११) गुरुमुख कम-गो*, कम-रज? और सच्चा हे। 
मनमुख बकवादी ज़ूद-रजः और झूठा है। 


(१२) गुरुमुख सब काम सलाह और धीरज के 
साथ करता है। मनमुख सब काम बे सोचे समझे और 
घबराहट के साथ पूरा करना चाहता है। 


(१३) गुरुमुख भजन और ध्यान में लोलीन रहता 
है। मनमुख ऐड़ने और सोने में मगन रहता है और 
बे-फायदे वक्‍त खोता है। 

(१४) गुरुमुख सबका हितकारी है। मनमुख 
ख़ुद-मललबी है। 

(१५) गुरुमुख की बड़ाई सबके मन में समा जाती 
है। मनमुख सब के मनों से गिर जाता है। 


(१६) गुरुमुख जो मालिक ने दिया है, उसमें सब्र 
करता है और शुकर करता है। मनमुख बे-सब्र और 
ना-शुकरा है। 

(१७) गुरुमुख का दिल फूल से ज्यादा कोमल 
होता है। मनमुख का दिल पत्थर से ज़्यादा सख्त होता 
है। 

(१८) गुरुमुख किसी बात की तमा नहीं रखता, 
क्योंकि वह कहता है कि मालिक ने मेरे लायक मुझे 
बहुत दे रक्खा है और उसी में राज़ी रहता है। मनमुख 

लालची है। उसकी तृष्णा कभी नही बुझती, चाहे 
१ - कम बोलने वाला। २ - जिसको रज कम व्यापे। 
३ - जल्दी बरा मानने वाला। 


| मुतफर्रिक ] बचन महात्मोओं के... [ ३८९ | मुतफर्रिक ] बचन महात्माओं के 


जितना उसको मिल जावे। इस सबब से वह हमेशा 
दुखी और नाराज रहता है। 


(१९) गुरुमुख कभी गाली या बुरा लफ्ज मुँह से 
नहीं निकालता है। मनमुख अक्सर गाली के साथ 
बोलता है और बुरा लफ़्ज निकालते उसे शरम नहीं 
आती | 

(२०) गुरुमुख सतगुरु की याद और दर्शन में 
मगन रहता है। मनमुख दर्शनों में रूखा सूखा और 
फीका रहता है। 

(२१) गुरुमुख की बोली मीठी है, क्योंकि वह 
हमेशा अमृत रूपी बचन सतगुरु की महिमा और उनके 
गुणानुवाद मे पगी रहती है। मनमुख की बोली कड़वी 
है क्योंकि वह हमेशा ससार की बुराई और भलाई में 
सनी रहती है। 


(३०) 

जीव को अपनी कसरो की चार तरह से खबर पड़ 
सकती है। एक तो गुरू के सतसंग से कि वे दया 
करके इसकी कसरों को जतावेंगे। दूसरे हितकारी 
सतसंगी के पास बैठने से कि वह प्रीति की रीति से 
इसकी कसरो को दिखाता और समझाता रहेगा। तीसरे 
निदक और विरोध के बचन सुनने से, क्योकि उसकी 
नज़र हमेशा ऐबों पर पडती है और वह बगैर किसी 
लिहाज के उनको प्रकट कर देता है। चौथे, और जीवों 
के हालात को गौर से देखने और सुनने से और जो 
कसरे उनमे दीखे, उनको अपने ऊपर घटा कर उनसे 
परहेज करना | 


| ३९०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


(३१) 
वह बड़ा मूर्ख है जो अपने को उत्तम जानता है 
और वह बडा अक्लमद है, जो अपनी कसरें निहारता 
रहता है, क्योकि जो अपने लई रोगी नही जानेगा, वह 
अपना इलाज न कर सकेगा और यह जीव मन के रोगों 
में ्रसा हुआ है और इस बीमारी का दूर करना ज़रूर 
हे। 
(३२) 
जो साधू, राजा लोग और बड़े आदमियों के पास 
जाता है, वह अपने परमार्थ को गँवाता है, क्योंकि 
उनके खुश करने के वास्ते वह ऐसी बातें और काम 
करेगा, जिनके सबब से सच्चे मालिक की अप्रसन्नता 
होगी। 


(३३) 


किसी ने एक साधू से कहा कि मैं तुम्हारा सतसंग 
चाहता हूँ। उसने कहा कि दीनता करनी पड़ेगी। फिर 
कहा कि मैं मालिक को चाहता हूँ। उसने जवाब दिया 
कि जो मुसीबत और तकलीफ आन कर पड़े, उसको 
ख़ुशी से झेलना पड़ेगा। 

(३४) 

सतगुरु अपने सेवक को वक्‍त मुसीबत और तकलीफ 
और नुकसान वगैरा के इस तरह आजमाइश करते हैं, 
जैसे सुनार सोने को आग से आजमाता है। कोई सोना 
खालिस निकलता है और कोई ख़राब यानी मिलौनी 
का। 


| मुतफर्रिक ] बचन महात्मोओं के... [ ३९१ | मुतफर्रिक ] बचन महात्माओं के 


(३५) 

एक साधू ने एक शख्स को बीमार देख कर 
मालिक के चरनो में प्रार्थना की कि हे मालिक इस पर 
दया कर | मालिक ने फरमाया कि इस पर और 
क्योकर दया करूं, मैं तो इसी बीमारी के सबब से इस 
पर दया कर रहा हूँ क्योंकि उसके कर्म इसी तरह 
काटने के लायक हैं और उसकी अंतरी तरक्की इसी 
बीमारी के सबब से होगी। 


(३६) 
जो कोई थोड़ा बहुत रोगी बना रहता है, उस पर 
परमेश्वर की दया है, क्योकि इसके सबब से वह बहुत 
से गुनाहों से बच जाता है। ईश्वर का बचन है कि जो 
मेरे भक्त हैं, उनको मैं तीन बातें देता हूँ, निर्धनता, 
बीमारी और निरादर। इसी जुगत से मैं अपने भक्त की 
रक्षा करता हूँ। 
(३७) 
एक ने किसी साधू से पूछा कि साधू किसका नाम 
है। उसने जवाब दिया कि जिसकी बातों से भजन की 
कैफियत और प्रेम की हालत दिल में पैदा होवे और 
शौक बढ़े और जिसका चुप रहना बिलकुल ध्यान और 
बिचार की हालत है और देखना बिलकुल बैराग और 
इबरत” और नसीहत लेना। 
(३८) 
किसी ने एक साधू से पूछा कि ऐसी बात मुझे 
बताइये कि जिससे मालिक मुझ को दोस्त रक्खे और 
| $%बुरेकामसेमिलने वाली शिक्षा, नसीहत। | बुरे काम से मिलने वाली शिक्षा, नसीहत। 


| ३९२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


प्यार करे। कहा कि ससार और मन के ससारी अंगों 
को दुश्मन यानी परमार्थ में विघ्नकारक जान, मालिक 
लुझको दोस्त रक्खेगा यानी लुझ पर दया करेगा। 


(३९) 

जिसने इन छः: बातो को इसख्तियार किया, वह 
सतगुरु का प्यारा हुआ और चौरासी के चक्कर से बच 
कर निज घर मे पहुँचने का अधिकारी हुआ। एक, 
सतगुरु की जिस कदर बन सके पहिचान करना और 
उनकी आज्ञा में बर्तना। दूसरी, मन को जानना और 
उसके कहने में न चलना। तीसरी, सत्य वस्तु को 
पहचानना और उसको जकड़ कर पकड़ना। चौथी, 
झूठी और असार वस्लु को जानना और उससे हाथ 
खीचना। पाचवी, ससार को जॉचना और उसमे होशियारी 
से बर्लना यानी फॅसना नहीं। छठी, परमार्थ की कदर 
जानना और उसको दृढ़ कर पकड़ना यानी उसके 
मुवाफिक अपनी करनी और रहनी दुरुस्त करना। 


(४०) 

इस संसार में जो वस्तु कि मालिक ने तुमको दी 
है, वह पहिले भी किसी को दे चुका होगा और जब तुम 
नही रहोगे, तब भी किसी को देगा। फिर ऐसी ना-पायदार 
चीज़ पर कि जरूर छोड़नी पड़ेगी, दिल नहीं लगाना 
चाहिये । सुबह शाम के खाना खाने और तन ढकने के 
सिवाय और कुछ तुम्हारा हिस्सा नहीं है। इतने के 
वास्ते काहे को अपने लर्ई इस कदर खपाते हो? 
सतगुरु के चरनों में पहुँच कर उस चीज़ की प्राप्ति के 
वास्ते क्यों नही कोशिश और मेहनत करते कि जो 
_ हमेशा रहे ओर लुम भी उसका हमेशा आनंद ले सको? 


| मुतफर्रिक ] बचन महात्मोओं के... [ ३९३ | मुतफर्रिक ] बचन महात्माओं के 


(४१) 
मालिक की एक घड़ी की प्रीति और प्रतीत सहित 
सेवा, सत्तर वर्ष की बे-प्रीति और प्रतीत की सेवा से 
बेहतर है। 


(४२) 


परमार्थ तीन बातों में हे। खौफ, उम्मेद और 
मुहब्बत। खौफ क्या है? जो बातें परमार्थ में मनै हैं, 
उनसे परहेज करना | उम्मेद क्या है? सेवा और भजन 
पित्ता मारके करना, जिससे एक दिन अपने निज 
मुकाम को पा जावेगा। मुहब्बत क्या है? मालिक की 
मौज और हुक्म में राजी रहना। 


(४३) 
सवाल - अभ्यासी सेवक कब सच्चे हिरदे से 
बिनती और प्रार्थना करता है और कब सच्चे मन से 
अंग २ उसका सेवा और भजन में लगता है और कब 
सच्चा होकर मन के विकारों को छोड़ता है? 
जवाब - जिस वक्‍त मन उसका सच्चा डरता है 
और खौफ खाता है या जब उसके मन में गहरा प्रेम 
पैदा होता है। 
(४४) 
मालिक ने अपने लई जीवों से मसलहत समझ कर 
गुप्त रक्खा है और जो संत या फकीर उसके भेदी हैं, 
वह भी ससार में इसी तरह गुप्त रहते हैं और जो मौज 
होवे तो प्रकट होकर उसका भेद कहते हैं। 


| ३९४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


(४५) 
सवाल - परम पद के उपदेश का सच्चा और पूरा 
अधिकारी कौन है? 
जवाब - परम पद के उपदेश का सच्चा अधिकारी 
वह है, जिसमें यह तीन बातें पाई जावें। एक, निरलोभी 
होना यानी जिसके नजदीक सोना चाँदी और मिट्टी 
बराबर हों। दूसरी, यह कि ससारियों के बचन की 
कदर उसके मन से बिलकुल जाती रही हो यानी निंदा 
और स्तुति दोनो उसके नजदीक समान हों, न स्तुति 
में खुशी ओर न निदा में दुखी । तीसरी यह कि मन कि 
तरगों और बिकारो में न बर्तने मे ऐसा ख़ुश होता होवे, 
जैसा कि संसारी उनके बर्लने में मगन होते है। वही 
परम पद के उपदेश का पूरा अधिकारी है। 
(४६) 
जो कोई मालिक की याद में ऐसा लगा रहता है 
कि और कामो की उसको सुध नही रहती, तो मालिक 
उसके जरूरी कामों की आप सुध लेता है और उनको 
दुरुस्त बना देता है यानी सब तरह से रक्षा और 
सम्हाल अपने भक्त की वह आप करता है। 


(४७) 


मालिक का जलवा और जहूर यानी प्रकाश अंतर 
में प्रकट है यानी जो करतूत कि हम करते हैं, उसको 
वह देखता है। पिता के रूबरू लड़का बद-फेली नहीं 
करता, इस वास्ते हमको भी चाहिये कि अपने सच्चे 
पिता यानी मालिक के रू-ब-रू बुरे काम सोचने और 
करने से डरे। 


| मुतफर्रिक ] बचन महात्मोओं के... [ ३९५ | मुतफर्रिक ] बचन महात्माओं के 


(४८) 
सच्चे और कपटी भगत की क्या पहिचान है? 
सच्चा अंतर और बाहर एकसाँ बर्तता है। उसके किसी 
काम में दिखावा और नमूद नहीं होती और कपटी 
दिखावे और नमूद के काम ज़्यादा करता है, पर उसके 
अंतर में मालिक की प्रीति कम होती है और धन का 
प्यार उसके दिल में ज्यादा रहता है। इसी वजह से 
उसका मन दो रुखा हे, जैसे कि रुपया कि जिसकी 
दोनों तरफें एकसाँ नहीं होतीं । 
(७९) 
रास दया मालिक की उस शख्स पर जाननी 
चाहिये जिसको वह अपने चरनों की सच्ची प्रतीत 
बरब्शे। यह प्रतीत ऐसी रोशनी है जो मालिक और जीव 
के बीच मे जितने परदे है, सब को दूर कर देती है। 
(५०) 
मालिक के सच्चे प्रेम और दर्शन के हासिल करने 
के वास्ते चार दरियाओं को पार करना चाहिये, तब 
उसके चरनों में पहुँचना मुमकिन है। एक संसार और 
किश्ती? उसकी बैराग है। दूसरा संसारियों का संग और 
किश्ती उसकी सतगुरु का संग और ससारियो से जिस 
कदर बने, दूर रहना है। तीसरा मन और किश्ती 
उसकी प्रीति सहित सुमिरन और ध्यान और शब्द का 
श्रवन है। चोथा गुनावन और लरगें और किश्ती उसकी 
मालिक के चरनो का प्रेम और चित्त एकाग्र करके चरनों 
में लगाना है। 


| ३९६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


(५१) 
मालिक के प्रेमियो का हिरदा मालिक के भेद और 
प्रेम का एक सदूकचा है और वह अपना यह अनमोल 
जवाहिर ऐसे सदूकचे में नहीं रखता है, जिसमें ससारी 
चीजें रक्खी हुई हैं यानी सच्चे मालिक की प्रीति उसी 
दिल में पैदा होगी, जो दुनिया की ख्वाहिशों से खाली 
है और वही उसके भेद को जानेगा। 


(५२) 


जो आँख कि अपने मालिक के नूर और जमाल के 
देखने में मशशूल न होवे, अधी बेहतर है और जो 
जबान कि उसके गुणानुवाद के गाने में मगन न होवे, 
गूंगी भली है और जो कान कि सतगुरु का बचन और 
मालिक का अंतरी शाब्द श्रवन करने मे न लगा रहता 


हो, बहरा अच्छा है। और जो तन कि उसकी सेवा में 
न लगे, वह नाकारा है। 


(५३) 

जो वक्त कि गुज़र जाता है, फिर वह हाथ नहीं 
आता है। इस वास्ते वक्‍त से ज्यादा कोई कीमती चीज़ 
नही है। इसकी कदर हमेशा चित्त में रखना चाहिये और 
उसको बे-फायदा और बुरे कामों मे खर्च नहीं करना 
चाहिये । जहाँ तक बने सलगुरु और मालिक की सेवा 
और बदगी और याद में खर्च करो, ताकि यहाँ और वहाँ 
दोनों जगह फायदा और सुख हासिल हो। 


(५४) 


जो काम कि मालिक के निमित्त किया जाता है, 
उसमे बधन नहीं होता है, पर जो कर्म मालिक के 


| मुतफर्रिक ] बचन महात्मोओं के... [ ३९७ | मुतफर्रिक ] बचन महात्माओं के 


निमित्त न होगा, उसमें मन का बंधन ज़रूर होगा। इस 
वास्ते फल की आसा छोड़ कर सब काम मालिक के 
चरनों में अर्पन करके यानी मौज के आसरे करना 
चाहिये, ताकि मन फेसने न पावे, क्योकि मन के बधन 
से दुख सुख पैदा होता है। 


(५५) 

जो लोग कहते हैं कि मालिक है और फिर उसकी 
बदगी और उसके चरनों में प्रीति नहीं करते और बानी 
पढ़ते हैं और फिर उस पर अमल नहीं करते और 
मालिक की दाल भोगते हैं और फिर उसका शुकर नहीं 
करते और जानते हैं कि भजन करके महा सुख का 
स्थान प्राप्त होगा और फिर उसकी चाह नहीं उठाते 
और समझते हैं कि बिना भजन नर्क और चौरासी में 
जावेगे और फिर उसका खौफ नही करते और जानते 
हैं कि काल और मन बैरी हैं और फिर उन्हीं के कहने 
मे चलते हैं और जानते है कि मौल सिर पर खड़ी है 
और फिर उसका सामान नही करते और बहुतेरों को 
गाड़ दिया और फूँक दिया पर अपने मरने का खौफ 
नहीं करते और औरों की कसरें देखते हैं और अपनी 
कसर दूर नही करते, ऐसे शख्सो की दुआ और प्रार्थना 
किस लरह मालिक कबूल करे? 


(५६) 
जो कोई कि बहुत खाना खाता है या बहुत कम 
खाता है और वह जो बहुत कम सोता है या बहुत सोता 
है, वह कभी परमार्थ दुरुस्ती से नहीं कमा सकता। 
मगर जो शख्स खाना खाने और सोने जागने मे 


५ 


| ३९८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


ऐतदाल रक्खेगा, वह परमार्थ की कमाई ब-खूबी कर 
सकेगा । 


(५७) 

अगर्चे मन में अनेक तरंगे और गुनावनें उठती 
रहती हैं और उनका रोकना और समेटना एक बारगी 
बहुत मुश्किल है मगर बराबर रोज़-मर्रा अभ्यास करने 
से कोई दिन में मन किसी कदर सिमट आवेगा और 
तरगे और गुनावने बे-फायदा नहीं उठेगी। इस वास्ते 
अभ्यास बिला नागा नेम से हर रोज करना चाहिये। 
अगर फुर्सत नहीं मिले तो गैर-जरूरी काम मुलतवी 
करदे, मगर अपना नित्त का अभ्यास न छोड़े यानी 
थोड़ी देर भजन और ध्यान रोज-मर्रा ज़रूर करता रहे। 


(५८) 

जो सेवक कि किसी से ईर्षा और विरोध नहीं 
रखता और सब से मित्र-भाव और नम्रता के संग बर्तता 
है और किसी शख्स या चीज़ में उसके मन की पकड़ 
नहीं है और मन का अहंकार और मान जिसने बिलकुल 
छोड़ दिया है या छोड़ता जाता है और आराम और 
मेहनत जिसके नजदीक बराबर हैं और छिमा यानी 
बरदाश्त और सब्र करना जिसकी आदत में दाखिल है 
और हमेशा मालिक के चरनो मे मिलने की जिसके 
दिल में अभिलाषा रहती है और मन को जिसने जेर 
किया है यानी थोड़ा बहुत काबू में लाया है और सच्चे 
मालिक के चरनो में जिसकी प्रतीत दृढ़ और मज़बूत है 
और मन और बुद्धि दोनो को मालिक के चरनों पर 
नौछावर कर दिया है, ऐसा सेवक मालिक का निज 
| प्यारा है 


| मुतफर्रिक ] बचन महात्मोओं के... [ ३९९ | मुतफर्रिक ] बचन महात्माओं के 


(५९) 
जब तक धुर की दया न होगी पूरे सतगुरु नहीं 
मिलेगे। पूरे सतगुरु एक फल - दार दररब्त के मुवाफिक 
हैं कि फल भी देते हैं और साया भी करते हैं। जिस 
जमीन में ऐसा दररब्त न हो, वह ज़मीन ऊसर है। वहाँ 
नहीं रहना चाहिये। 
(६०) 
पूरे सतगुरु जो तवज्जह न करें तो भी उनका संग 
नहीं छोड़ना चाहिये। जो सतगुरु दूसरे शख्स से बात 
करें तो इसको यही समझना चाहिये कि मुझ से बोल 
रहे हैं और उस बचन को अपने हिरदे में लिख ले 
क्योंकि ऐसे सतगुरु का सतसंग महा दुर्लभ है। अगर 
यह बराबर उनका सलसग करता रहेगा तो एक दिन 
अजर और अमर देश में बासा पावेगा। 


(६१) 
परमार्थ का हासिल होना बगेर सतगुरु के मुमकिन 
नहीं है, पर सेवक भी अधिकारी होना चाहिये कि उन 
के बचन को चित्त देकर सुने और निर्मल बुद्धि से समझे 
और उसके मुवाफिक थोड़ी बहुत करनी करे। 
(६२) 
मालिक का तख्त अतर में है। जो कोई मालिक का 
अपने अतर में खोज करेगा, उसे मालिक का दर्शन 
प्राप्त होगा और जो कोई बाहर दूँढ़ता फिरेगा, उसे 
मालिक हरगिज हरगिज नही मिलेगा। इसकी मिसाल 
ऐसी है कि बगल मे लडका और शहर मे ढॅढोरा। 


| ४०० |] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


(६३) 
मन की खासियत हे कि जो काम शौक से करता 
है, उस का रूप हो जाता है। इस वास्ते चाहिये कि 
सिवाय मालिक के किसी चीज मे सच्ची प्रीति न करे। 
(६४) 
सवाल व जवाब 


(१) - सलगुरु से क्या मॉगना चाहिये? 
- भक्ति और प्रेम मालिक के चरनों 


(२) सवाल - सतगुरु के संग क्या फर्ज है? 
जवाब - उनके हुक्म में चलना। 
(३) सवाल - उम्र क्योंकर गुजारनी चाहिये? 
जवाब - मालिक की याद में और जहाँ तक 
मुमकिन होवे, सब को राजी रखिये, क्योंकि मालिक 
का बचन है कि जो कोई मेरे जीवो को राजी रखता है, 
मैं उस से राजी रहता हूँ। 
(४) सवाल - आदमी को कौन काम करना बेहतर 
हे? 
जवाब - परमार्थ का कमाना। 
(५) सवाल - परमार्थ से क्या फल मिलता है? 


जवाब - पशु से आदमी और आदमी से देवता 
बन जाता है। इससे ज़्यादा और बहुत बड़े दरजे हैं, 
फिर वह हासिल होते है। गरज़ कि रफ्ता २ मालिक के 
सन्मुख पहुँच कर उस का निज प्यारा हो जाता है। 


2 


| मुतफर्रिक ] बचन महात्मोओं के... [ ४०१ | मुतफर्रिक ] बचन महात्माओं के 


(६) सवाल - सच्चे मालिक की क्योकर पहिचान 
हो सकती है? 
जवाब - सतों की सरन लेने और उनकी 
जुगल के अभ्यास से। 
(७) सवाल - दुनिया किस को कहते हैं? 
जवाब - जो अत में काम न आवे और मालिक 
की तरफ से बे-मुख रक्खे। 
(८) सवाल - मालिक की प्रसन्नता क्योकर हासिल 
हो सकती है? 
जवाब - सतगुरु की प्रसन्नता से। 
(९) सवाल - सतगुरु की प्रसन्नता कैसे हासिल हो 
सकती है? 
जवाब - उनके चरनों में गहरी प्रीति और 
प्रतीत करने से और जहाँ तक मुमकिन होवे, उनकी 
आज्ञा मे बर्तने से ओर उनकी सेवा में तन मन धन का 
सोच विचार न करे | 


(१०) सवाल - सब कामों से बेहतर कौन काम है? 
जवाब - सतस करना और भजन करना 
और उससे फायदा उठाना। 
(११) सवाल - सब कामों में बुरा काम कोनसा है? 
जवाब - मालिक को भूलना और धन और 
भोगो की चाह उठाना। 
(१२) सवाल - सेवक किस को कहते हैं? 


| ४०२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
जवाब - जो अपने लई सबसे नीच और छोटा 
जाने। 


दीन हीन जानो अपने को। 
निपट नीच मानो अपने को।। 


और मालिक के चरनों के प्रेम में लोलीन रहे। 
(१३) सवाल - यह सिफत क्योंकर हासिल हो 
सकती है? 
जवाब - सत सतगुरु और साध के सतसग 
और दया से, पर जो कोई सच्चा होकर लगे । 
(१४) सवाल - जीव मालिक की याद मे क्योंकर 
लग सकता है? 
जवाब - मौत की याद रखने और चौरासी 
के डर से। 
(१५) सवाल - मंजिल पर क्यो कर पहुँचना चाहिये? 
जवाब - धीरज के साथ अभ्यास करना, तब 
कोई अर्से में रास्ता तै होगा। 


(१६) सवाल - गुनाह का इलाज क्या है? 


जवाब - कसूर करने पर झुरना ओर पछताना 
और आइन्दा को होशियार रहना। 


(१७) सवाल - ऐसा कोन शख्स है जो जहाँ जावे 
उसे सब प्यार करे? 


जवाब - जो हर एक से दीनता करता हे। 
(१८) सवाल - हिम्मत वाला कौन है? 


| मुतफर्रिक ] बचन महात्मोओं के... [ ४०३ | मुतफर्रिक ] बचन महात्माओं के 
जवाब - जो संसारी सुक्खों को छोड़ कर 
परमार्थ की कमाई करता होवे। 
(१९) सवाल - सच्चा हितकारी कोन है? 
जवाब - सतगुरु, जो बुराई से लुझ को 
बचाते हैं और भलाई सिखाते हैं और सख्ती और 
तकलीफ में तेरी सहायता और मदद करते हैं। 
(२०) सवाल - जो कोई सतसंगी बेजा हरकत करे 
तो उससे क्यो कर बचना चाहिये? 
जवाब - उससे कम मिलने और बातचीत न 
करने से। 
(२१) सवाल - क्या जलन करूं कि हकीम का 
मोहताज कम होऊँ? 
जवाब - कम खाओ और कम सोओ और 
भजन करते रहो। 


(२२) सवाल - क्या करू कि सब मुझको दोस्त 
रक्खें? 


जवाब - झूठ मल बोलो और वादा खिलाफी 
मत करो और किसी को हाथ और जबान से मत 
सताओ और चित्त मे सब से प्यार और दीनता रवरबो। 


(२३) सवाल - सेवा की के किसमें है? 
जवाब - सेवा की तीन किसमें हैं। अव्वल 
तन की सेवा, दूसरे धन की सेवा और तीसरे मन की 
सेवा | 


| ४०४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


(२४) सवाल - फल सेवा का क्या है? 


जवाब - निश्चलता मन की और निर्मलता 
अतःकरण की और प्राप्ति मेहर ओर दया सतगुरु की। 


(२५) सवाल - जवाँमर्द कौन हे? 


जवाब - जो संसार के बिगड़ने से आजुर्दा 
खातिर" और तंग दिल? न होवे। 


(६५) 
एकान्त में बड़ा फायदा है, बशर्ते कि सिवाय 
मालिक के दूसरे का ख्याल दिल में न आवे और जो 
बाहर से एकान्त हुआ और दिल में दुनियावी खियालात 
भरे रहे, तो वह शरस मन और शैतान के संग रहेगा। 


(६६) 
पॉच शख्सो का सग नहीं करना चाहिये। एक, जो 
झूँठ बोलता है और अहंकारी है। दूसरा, नादान कि जो 
तुम्हारे फायदे के वक्‍त तुम्हारा नुकसान करा देवे। 
तीसरा, सूम कि मुनासिब वक्‍त पर तुमको नेक काम मे 
खर्च न करने दे। चौथा, नाकिस तबीअत यानी ओछा 
और कमीना आदमी कि जो वक्त जरूरत पर तुम्हारे 
काम न आवे और पाँचवाँ, धोखेबाज़ कि अपना लालच 
देख कर तुमको नुकसान पहुँचावे। 
(६७) 
जो कोई औरों को बचन सुनाने का शौक ज़्यादा 
रक्खे और अन्तर अभ्यास कम करता होवे, तो उसकी 


| १ उदास, चिंतित, दुखी। २२ कंजूस | उदास, चिंतित, दुखी। २- कजूस। 


| मुतफर्रिक ] बचन महात्मोओं के... [ ४०५ | मुतफर्रिक ] बचन महात्माओं के 


समझ ओछी है और मन अधा और नादान है और वह 
वक्त अपना मुफ्त खोता है। 


(६८) 
जो कोई दुनिया को प्यार करता है उसको भजन 
का रस कभी नही मिलेगा और जो कोई कामी है, 
उससे काल नि:चिंत रहता है, क्योंकि उससे निर्मल 
परमार्थ की कार्रवाई कम बनेगी । 


(६९) 
ज़बान का सम्हाल कर रखना बहुत मुश्किल है 
ब-निस्बत सम्हाल धन के यानी ना-मुनासिब और बेजा 
बचन ज़बान से नही निकालने चाहिये और न किसी की 
निंदा करनी चाहिये- 
बोली तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल। 
हिये तराज़ू तोल कर, तब मुख बाहर खोल।। 
(७०) 
एक औरत भक्त इस तौर पर प्रार्थना किया करती 
थी कि हे मालिक जो कुछ सामान दुनिया का मुझ को 
दिया चाहे, वह उनको दे जो तुझ से भूले हुये हैं और 
जो स्वर्ग और बैकुण्ठ के सुख दिया चाहे वह उनको दे 
जो उन सुखों को तुझसे चाहते हैं। मुझ को तो तू ही 
चाहिये है। 
(७१) 
किसी ने शाह इबराहीम से कहा कि मुझ को कुछ 
उपदेश कीजिये। जवाब दिया कि जब तक यह छः 
बाते न बनेंगी, तब तक भक्ति पूरी न होगी। पहिली, 
दुनिया के सुख और आराम की चाह छोड़ो और परमार्थ 


| ४०६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


मे मेहनत करो । दूसरी, दुनिया का मान और आदर 
छोड़ो और निंदा और निरादर सहो। तीसरी, सोना कम 
करो और जागते रहो। चौथी, धन और माल की चाह 
छोड़ो और संतोष इखि्तियार करो । पॉचवी, आशा और 
तृष्णा दुनिया की दूर करो और अचाह हो। छठी, जहाँ 
तक बने, कसूर न करो और मालिक के चरनो में 
प्रार्थना करते रहो कि कोई कसूर न बन पड़े और ऐसी 
करतूत बन आवे कि जिसमें उसकी प्रसन्नता होवे। 


(७२) 


दूसरे ने उससे नसीहत चाही 


जवाब दिया कि अगर यह पाँच बाते माने तो फिर 
तुझे इख्तियार है कि जो चाहे सो कर। अव्वल, अपने 
मन से कह कि हे मन मेरे, मालिक का भजन बंदगी 
कर, नहीं तो उसका दिया हुआ रिजक यानी अन्न मत 
खा। दूसरी, हे मन मेरे, जिन कामों को मालिक ने मना 
किया है, उन को मत कर, नहीं तो उसके मुल्क के 
बाहर निकल जा। तीसरी, जो लू पाप कर्म करना 
चाहता है तो ऐसी जगह जा कि जहाँ मालिक लुझको 
न देखे, नही तो पाप मत कर। चौथी, हे मन मेरे, जो 
लू मालिक की दाल में राजी न होवे तो और मालिक 
ढूँढ़ जो लुझको बहुत देवे। पाचवी, हे मन मेरे, पहिले 
इससे कि मोल आवे, मालिक की भक्ति करले और यह 
काम इसी वक्त से शुरू कर ताकि धर्मराय के पास न 
जाना पड़े और नरकों के दुख से बचाव होवे। 


(७३) 
जो कोई अपने लई सब से उत्तम जानता है, वह 


2 


| मुतफर्रिक ] बचन महात्मोओं के... [ ४०७ | मुतफर्रिक ] बचन महात्माओं के 
नीच हे और जो कोई अपने को सबसे ओछा जानेगा, 
उस की सब बड़ाई करेगे। 
(७४) 
जो दिल में मालिक के मिलने का शौक पैदा करो 
तो उस मालिक का खोफ भी रक्खो और सब से बढ़का 
काम मन के बर-खिलाफ अमल करना है। 
सतगुरु कहें करो तुम सोई। 
मन के कहे चलो मत कोई ।। 
(७५) 
जो कोई मालिक को पहिचानना चाहे तो चाहिये 
कि पहिले जिस कदर बने मन को दुनिया के खयालों 
से खाली करे और उसकी याद में मशशूल रहे और 
उसकी सेवा में ठहरा रहे और अपनी भूल चूक पर रोवे 
और पछतावे। 
(७६) 
जब अन्तर की आँख खुलेगी, बाहर यानी लिफाफे 


से नज़र हट जावेगी। तब सिवाय मालिक के और कुछ 
नहीं दीखेगा। 


(७७) 


जीवों के मन तीन तरह के हैं। मन मुर्दा, मन 
गाफिल और बीमार, मन सही और दुरुस्त। मन मुर्दा 
संसारियों का है जो कि मालिक का भजन नहीं करते 
हैं। मन गाफिल और बीमार गुनहगारों का है जो पाप 
कर्म करते हैं और मन सही और दुरुस्त उनका है जो 


५ 


| ४०८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
हमेशा होशियार और चैतन्य रहते हैं यानी अपने मालिक 
से डरते हैं और उसका भजन करते हैं। 
(७८) 

मालिक की बदगी और भजन से एक छिन गाफिल 
नहीं होना चाहिये, क्योकि यह मन बड़ा मक्कार और 
दगाबाज है। हर वक्‍त इस जीव की घात में रहता है। 
जरा भी काबू पाने पर इस का बे-शुमार नुकसान कर 
देता है। 


(७९) 


जो कोई लुझ से बदी करे उस पर गुस्सा मत कर 
और न उससे बदला लेने का इरादा कर क्योंकि 
परमाथी का क्षमा करने में फायदा है और बुराई करने 


वाले के साथ गुस्सा करना या बुराई के बदले मे बुराई 
करने में नुकसान है। 
भलयन से भला करन, यह जग का व्यौहार। 
बुरयन से भला करन, ते बिरले ससार। 
(८८०) 
एक अभ्यासी जब मरने लगा तो उसने मालिक से 
अर्ज किया कि अचरज मालूम होता है कि दोस्त की 
जान दोस्त लेवे। मालिक ने फरमाया ताज्जुब मालूम 
होता है कि दोस्त दोस्त के दीदार और दर्शन से भागे। 
यह सुन कर वह ख़ुशी से मरने को तैयार हो गया। 
(८१) 
हजारों जीवों में से बहुत थोड़े परमार्थ में कदम 


2 


| मुतफर्रिक ] बचन महात्मोओं के... [ ४०९ | मुतफर्रिक ] बचन महात्माओं के 
रखते हैं और सैकड़ों परमार्थियों में से कोई बिरले अपने 
सच्चे मालिक को पहिचानेंगे। 
(८:२) 
सवाल व जवाब 
१ सवाल - हमारे सच्चे मालिक और निज पिता 
कौन हैं? 
जवाब - तुम्हारे सच्चे मालिक और निज पिता 
सत्त पुरुष राधास्वामी हैं। 


२ सवाल - हमे क्योकर यकीन हो कि हमारे सच्चे 
मालिक और निज पिता सत्तपुरुष राधास्वामी हैं? 


जवाब - वे आप इस ससार में जीवों पर अति 


दया करके संत सतगुरु रूप धारन करके प्रकट हुये 
और अपना भेद उन्होंने आप गाया। उनकी बानी और 
बचन के पढ़ने और सुनने से प्रतीत आ सकती है, 
जैसा कि परमेश्वर और ख़ुदा का यकीन लोग वेद 
पुरान कुरान और अजील के पढ़ने से करते आये हैं। 


३ सवाल - हमे क्योकर यकीन हो कि सत्तपुरुष 
राधास्वामी का दरजा परमेश्वर और ख़ुदा से ऊँचा 
और बड़ा है? 

जवाब - उनकी बानी को वेद पुरान कुरान 
अजील वगैरा कुल्ल आसमानी किताबों से मिलान 
करने से। 

४ सवाल - मालिक का खोज हम कहाँ करें 
क्योकि कहते हैं कि मालिक सब जगह मौजूद है? 


| ४१० |] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
र - मालिक का खोज अपने घट में 
करो, क्योंकि जो मालिक सब जगह है तो लुम में भी 
है। फिर लुम में लुम से ज़्यादा नजदीक है ब-निसबल 
दूसरी जगह के। 
५ सवाल - मालिक हम में किस तरह है? 
जवाब - मालिक लुम मे इस तरह है जेसे फूल 
मे खुशबू और दूध में घी और काठ में अ्नि। 
६ सवाल - मालिक का दर्शन हम को किस तरह 
से हो सकता है? 
जवाब - मालिक का दर्शन लुम को सतगुरु से 
जुगल लेकर, अपना घट मथन करने से हो सकता है 
जैसे कि घी का दर्शन दूध को लरकीब के साथ बिलोने 
से होता है और इतर खालिस फूल में है, कई बार 
खींचने से निकलता है। 


७ सवाल - मालिक के दर्शन की हम को क्या 
जरूरत है? 


जवाब - मालिक तुम्हारा मिस्ल सूरज के है और 
लुम को रोशनी यानी जिंदगी उसी से मिलती है। 
ज्यो २ लुम उसके निकट जाओगे, तुम्हारी रोशनी 
बढ़ेगी और जिस कदर उससे दूर हटोगे, अंधेरे में 
गिरोगे। वह रोशनी महा चैतन्य और महा आनन्द 
स्वरूप है और सब सुक्खों का भडार है और तारीकी 
यानी अँधेरा दुख रूप और चौरासी का घर है। 


८ सवाल - मालिक हम में कहाँ हे? 


जवाब - मालिक का तख्त 


| मुतफर्रिक ] बचन महात्मोओं के... [ ३११ | मुतफर्रिक ] बचन महात्माओं के 


९ सवाल - हमारे मालिक का क्या स्वरूप है? 


जवाब - तुम्हारे मालिक का शाब्द यानी चैतन्य 
और प्रकाश और प्रेम स्वरूप है। 


१० सवाल - हमारा क्या स्वरूप है? 


जवाब - तुम्हारा भी शाब्द यानी चैतन्य और 
प्रकाश और प्रेम स्वरूप है। 


११ सवाल - फिर हम मे और हमारे मालिक में क्या 
भेद है? 
जवाब - लुम में और तुम्हारे मालिक मे ऐसा भेद 
है कि जैसे किरन और सूरज में और जैसे बूँद और 
सिंध में | 
१२ सवाल - गुरू की परमार्थ में किस कदर जरूरत 
है? 
जवाब - गुरू की परमार्थ में इस कदर जरूरत 
है कि जब तब सेवक की सुरत यानी रूह मालिक के 
चरनों में पहुँच कर ठहरने लगे और जब चाहे तब चरन 
रस ब-ख़ू्बी ले सके और कोई अटक और रोक 
दरमियान उसके और मालिक के न रहे। जब तक 
ऐसी हालत न हो, अनुरागी सेवक को चाहिए कि गुरू 
का सतसंग बराबर किए जावे और उनसे मदद लेता 
रहे। 
१३ सवाल - सतसंग की क्या महिमा है? 
जवाब - सतसंग की यह महिमा है कि सतगुरु 
यानी पूरे गुरू के अन्तर और बाहर संग करने से वह 


र् 2 


| ४१२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


एक रोज उसको अपने समान कर लेते हैं, जैसे कीट 
भूंगी के संग भूंगी रूप हो जाता है। 


१४ सवाल - पूरे गुरू की क्या महिमा है? 
जवाब - पूरे गुरू की यह महिमा है कि जिनका 
सत्तलोक और राधास्वामी पद से सूत लग रहा हो 
यानी जिनकी रूह उस मुकाम तक वक्‍त भजन के 
आती जाती है। 
१५ सवाल - हम ऐसे गुरू को कैसे पहिचान सकते 
है? 
जवाब - पूरी पहिचान तो बड़ी मुश्किल है। पर 
जितनी वे अपनी दया से बख्शें, उनके सलसग करने 
से हो सकती है। 


ने नेः न न न नः नः ने न 
नै न न न न न सेंड 
न न न न सेंड 
ग ग सेंड 


से 


१ 
२ 
३ 
४ 
५ 
६ 
(७ 
८ 
९ 


राधास्वामी मत की 
पुस्तकों का सूचीपत्र 
पद्य (हिन्दी) 
सार बचन छद बंद, पहला भाग 
सार बचन छद बद, दूसरा भाग 
प्रेमबानी, पहला भाग 
प्रेमबानी, दूसरा भाग 
प्रेमबानी, तीसरा भाग 
प्रेमबानी, चौथा भाग 
सत सग्रह, पहला भाग 
सत सग्रह, दूसरा भाग 
प्रेम प्रकाश 
बिनती प्रार्थना 
नियमावली 
गद्य ( हिन्दी ) 
सार बचन बार्तिक 
आखरी बचन स्वामीजी महाराज 
प्रेमपत्र, पहला भाग 
प्रेमपत्र, दूसरा भाग 
, तीसरा भाग 

चौथा भाग 

पाँचवाँ भाग 

छठा भाग 


) 
) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


जुगत प्रकाश 
सार उपदेश 

प्रेम उपदेश 

राधास्वामी मत सदेश 

राधास्वामी मत उपदेश 

निज उपदेश 

प्रश्नोत्तर सन्त मत 

छॉटे हुये बचन महात्माओं के 

गुरु उपदेश 

बचन महाराज साहब 

बचन बाबूजी महाराज, पहला भाग 
बचन बाबूजी महाराज, दूसरा भाग 
बचन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग 
बचन बाबूजी महाराज, चौथा भाग 
जीवन चरित्र, स्वामीजी महाराज 
जीवन चरित्र, हुजूर महाराज 
जीवन चरित्र, बाबूजी महाराज 
शब्द कोश सत मत बानी 
लोक-परलोक हितकारी 

मौलाना रूम के दृष्टान्त और 
औलियाओ की कथाएँ 

समाध पुस्तिका 


Books In English 
राधास्वामी मत प्रकाश 
Radhasoami Mat Prakash 


डिस्कोर्सेज ऑन राधास्वामी फेथ 


Discourse On Radhasoami Faith 


फेलप्स साहब के नोट्स 
Phelp's Notes 


ए सोलेस टू सतसगीज़ 
A Solace to Satsangis 


E Edition Ver 7.0 


राधास्वामी सहाय 


प्रेम पत्र राधास्वामी 


भाग तीसरा 


राधास्वामी दयाल की दया 
राधास्वामी सहाय 


राधास्वामी गाय कर जनम सुफल कर ले 
यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले 


प्रेम पत्र राधास्वामी 


तीसरा भाग 
जिसको 


परम सन्त सतगुरु हुजूर महाराज ने 
ज़बान मुबारक से फरमाया 


आठवी बार) सन्‌ 208 (000 प्रतियाँ 


प्रकाशक 
राधास्वामी ट्रस्ट, 
स्वामीबाग, आगरा 282005 


All rights reserved 


कोई साहब बिना इजाजत इस पोथी को नहीं छाप सकते 


पहली बार 
दूसरी बार 
तीसरी बार 
चौथी बार 

पाचवी बार 
छटी बार 

सातवीं बार 


सन्‌ 900 
सन्‌ 920 
सन्‌ 945 
सन्‌ 956 
सन्‌ 972 
सन्‌ 982 
सन्‌ 990 


500 प्रतियाँ 
500 प्रतियाँ 
500 प्रतियाँ 
000 प्रतियाँ 
000 प्रतियाँ 
000 प्रतियाँ 
5000 प्रतियाँ 


आठवी बार) सन्‌ 2048 (000 प्रतियाँ 


(द्वि-शताब्दी सस्करण) 


50 रुपये 


सगणक लेखक : 
कोमल डेस्क टॉप प्रिंटिंग, 
रामकृष्ण नगर, तुमसर 4492 


मुद्रक : 

इमेजिनेशन डिजाइस, 509/8 एटलान्टिस हाईट्स 
साराभाई मेन रोड, वडीवाडी, वडोदरा 390047 
फोन 0265-2337808 मो 9898707808 


राधास्वामी मौज से प्रेमपत्र जारी।। 
दृढ़ विश्वास होय चरन में और प्रीत गाढ़ी।। 
सुमिरन ध्यान और भजन मे नित नया आनद पाय।। 


सतसगी सब उमँग २ राधास्वामी महिमा गाय।। 


Ea पत्र तीसरा भाग जो कि पहली मई सन्‌ १८९५ ईसवी 


से ३० अप्रेल सन्‌ १८९६ तक समाप्त हुआ 
उसके बचनो का 
सूचीपत्र 
सुरखी यानी खुलासा मजमून बचन 


ड मत के मानने वालों और उनकी जुगत के मुवाफिक 
अभ्यास करने वालों का सहज में बगैर कष्ट और क्लेश और 
मेहनत और मशक्कत के पूरा उध्दार मुमकिन है, जो वे 
राधास्वामी दयाल की सरन दृढ़ करें और उनके हुक्म के मुवाफिक 
अपनी रहनी और रोजमर्रा का अभ्यास दुरुस्त करें। -- १ 
वक्‍त के संत सतगुरु और साध की ज़रूरत वास्ते हासिल होने 
सच्चे उध्दार के और उन की महिमा और पिछली टेकों का 
निषेध । १४ 


वर्णन हाल सुरत के उतार और चढ़ाव का, और गुरु स्वरूप की 
महिमा, और भजन की तरक्की का जतन, और ससारी व्यवहार 
और परमाथी बतावि की दुरुस्ती । नलः 8 


शब्द की महिमा और हर जगह रचना में उसकी कार्रवाई का 
वर्णन और यह कि उसी के वसीले से जीव का सच्चा और पूरा 
उद्धार सत सतगुरु की दया से मुमकिन है। और किसी तरह से 
धुर पद में पहुँचना और जनम मरन से सच्चा छुटकारा मुमकिन 


नहीं है। ४२ 
बचन महात्माओं के ५७ 


वर्णन हाल सच्चे खोजी और परमार्थी और भी माया और उसकी 
रचना और घेर का और जरूरत सतगुरु और उनके सतसंग की 
और महिमा कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल की जिनके चरनों में 
सबको प्रीत और प्रतीत लानी चाहिये और बिना जिनकी मेहर और 
दया के किसी का कुछ काम नहीं बन सकता और हाल उपदेश 


| २]  प्रेमपत्रराधास्वामी तीसरा भा | पत्र राधास्वामी तीसरा भाग 
सुरखी यानी खुलासा मजमून बचन 


र का और नसीहत उनको और कूल्ल उपदेशियों यानी 
राधास्वामी मत के सतसगियो को। - ७१ 


पहिला भाग-सच्चे खोजी और प्रेमी का हाल ---- ७१ 
दूसरा भाग-माया और उसके गिलाफों का हाल - - ७५ 


तीसरा भाग-अपने वक्‍त के सतगुरु की जरूरत और उनके 
सतसग का फायदा -- ७९ 


चौथा भाग-वर्णन भेद जीवों की समझ और अधिकार का-- ८२ 


पाँचवाँ भाग-कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल की महिमा और 
फायदा उनके चरनों में भाव के साथ प्रीत और प्रतीत करने 
का और बयान उन हुकमों का जो उन्होंने ज़बान मुबारक से 
फरमाये। -- ८७ 


छठा भाग-वर्णन हाल राधास्वामी दयाल की दया का वास्ते उद्धार 
जीवों के और जारी करने उपदेश के आम तौर पर। -- ९१ 


सातवा भाग-वर्णन जाहिरी आदाब और कायदा भक्ति का 
राधास्वामी दयाल के चरनों में। -- ९२ 


आठवाँ भाग_वर्णन हाल उपदेश करताओं का और हिदायत 
मुनासिब उनके वास्ते नी 63 


नवाँ भाग-हिदायत उपदेशियों को न, “९ 
किस्म पहिली-साधू और सतसंगियों के उपदेशियों को ९८ 
किस्म दूसरी-नसीहत संतों के उपदेशियों को -- -- १०० 


किस्म तीसरी-हिदायत कुल्ल उपदेशी यानी राधास्वामी मत के 
सतसगियों को -- -- १०४ 


दसवाँ भाग 


किस्म पहिली-जवाब बाजे सवालों और सदेहों का जो कि प्रेमी 
अभ्यासियों के मन में निस्बत बर्ताव भक्ति के, सतगुरु स्वरूप 
और कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल के चरनों में, अक्सर 


|. सूत्र... [३ | 


सुरखी यानी खुलासा मजमून बचन 
i होते हैं। 


किस्म दूसरी-जवाब बाज़ तरकों का जो कोई २ सतसंगी और 
दुनिया के लोग निस्बत बर्तावे समाध और तसवीर राधास्वामी 
महाराज के करते हैं। ११० 


किस्म तीसरी-बाजे सतसगियों की अनजानता की बोल चाल और 
समझौती का वर्णन और उनको नसीहत। -- -- ११४ 
ग्यारहवाँ भाग -वर्णन कैफियत कुल्ल-मालिक के औतार स्वरूप 
की और उस की जरूरत -- -- १२१ 


वर्णन इस बात का कि जब तक गुरु-मुखता नहीं आवेगी यानी 
राधास्वामी दयाल के चरनों में गहरी और मुख्य प्रीत नहीं होगी 
तब तक पूरा काम नहीं बनेगा। १२७ 


राधास्वामी दयाल के चरनों में गुरुमुख अंग का बर्ताव और 
उसकी विधी का वर्णन। -- १३४ 


हाल सच्चे वेदान्ती यानी जोगी ज्ञानियों का जो कि षट चक्र 
बेध कर ब्रह्म पद में पहुँचे और वर्णन इस बात का कि आज कल 
के ज्ञानी कसरत से बाचक हैं और उनके सग से जीव का सच्चा 
कल्यान या उद्धार नहीं होगा १४० 
मन और सुरत की चढ़ाई धीरज के साथ होनी चाहिये और 
अभ्यास दुरुस्ती से यानी निर्विघ्न करना चाहिये। -- -- १६४ 
तरकीब रोकने मन की चाह और तरगों की और जब्त करने 
इन्द्रियों की और वर्णन फायदा राधास्वामी दयाल की सरन का 

-- -- १७२ 
नित अभ्यास करना चाहिये और जिसमें रस ज्यादा आवे, वही 
काम ज्यादा करे और हर हाल में दया और मेहर का भरोसा 
रक्खे। -- -- १८७ 
वर्णन सत्त पद के सच्चे खोजी का और यह कि वह सत्त पद 
असत्त यानी माया देश के परे है और उसके मिलने का रास्ता घट 
में हे और इस रचना में उस सत्त की सिर्फ किरनें आई हैं और 


| ५] प्रेमपत्रराधास्वामी तीसरा भा | पत्र राधास्वामी तीसरा भाग 
सुरखी यानी खुलासा मजमून बचन 
| | की सत्ता से यहाँ की कुल्ल कार्रवाई हो रही है। -- १९१ 


राधास्वामी दयाल के चरनों में किसी न किसी तरह की प्रीत और 
भाव और सेवा और यादगारी का फायदा। -- -- १९७ 


राधास्वामी सरन, सुरत शब्द धारन, सर्व दुक्ख निवारन।-- २०४ 


परमार्थियों को तीन कायदो पर ख्याल रखने से अभ्यास में विघ्न 
कम वाके होंगे और परमार्थ की तरक्की दिन २ होती जावेगी। 
-- ¬= २४५ 


सतसगियों को मौज और रज़ा पर कायम होना चाहिये और दुख 
सुख की हालत में भरोसा दया का रख कर परमार्थ में ढीले और 
रूखे फीके होना नहीं चाहिये। - २५२ 


वर्णन सच्चे प्रेमी ओर परमार्थियो की हालत और रहनी और पकड़ 
और व्यवहार का और यह कि ऐसी हालत और रहनी कैसे आवे। 
- ¬~ २६३ 


राधास्वामी मत और सुरत शब्द अभ्यास की महिमा और वर्णन 
बड़-भागता उन जीवों की जो प्रीत और प्रतीत सहित अभ्यास कर 
रहे हैं। | - -- २७९ 
वर्णन हाल मन की तरगों और ख्यालो का जो कि कर्म भर्म के 
सूक्ष्म रूप हैं और यह कि जब तक इनकी कमी और सफाई न 
होगी, तब तक मन और सुरत दुरुस्ती से अभ्यास में नहीं लगेंगे 
और प्रेम की तरक्की नही होगी और जतन काटने उन ख्यालों 
और तरगों और कर्मो का।। - रदद 
वर्णन भूल और भरम और निर्बलता जीव का और यह कि बिना 
मेहर और दया कुल्ल-मालिक और संत सतगुरु के और अभ्यास 
उस करनी के कि जो वे बतावे, इसका उलट कर निज घर में 
पहुँचना यानी सच्चा उद्धार मुमकिन नहीं है। त 6९ 
वर्णन इस बात का कि सच्ची मुक्ति क्या है और कौन जुगत से 
और कहाँ पहुँचने पर हासिल हो सकती है। ---- ३२३ 
सच्चा मत, और सच्चा पथ क्या है और उसकी कार्रवाई क्या है 


|. सूत्र... (६ | 


सुरखी यानी खुलासा मजमून बचन 
् किस तौर से होती है और उससे क्या फायदा हासिल होगा। 
३३० 
असली सत्त में जो अमर अजर और परम आनन्द स्वरूप है, पता 
और भेद लेकर, प्यार और भाव लाना और बढ़ाना चाहिये, तब 
असत्य यानी माया के देश और जनम मरन से छुटकारा होगा। 
३३६ 


तीन बातें हमेशा सुमिरना यानी याद रखना चाहिये और तीन बातें 
बिसरना यानी भूलना चाहिये। - ३४६ 


वर्णन उस जुगत का कि जिस से परमार्थी को संसार का दुख 
सुख कम व्यापे, बल्कि बिलकुल न व्यापे, और अभ्यास में थोड़ा 
बहुत रस और आनन्द बराबर मिलता रहे और आहिस्ते २ बढ़ता 
जावे। - -- ३५८ 
राधास्वामी मत वालों को अपने उद्धार की निसबत किसी तरह 
शक और सदेह मन में नहीं लाना चाहिये क्योंकि जो कोई 
राधास्वामी दयाल की सरन लेकर, सुरत शब्द का अभ्यास करेगा, 
उसका पूरा उद्धार एक, दो, तीन, हद्द चार जनम में जरूर हो 
जावेगा। - ३७२ 
सच्चे परमार्थी को वास्ते अपनी तरक्की के सात बातों की सम्हाल 
रखना जरूर है। - ३७८ 


राधारवामी दयाल की दया 


राधारवामी सहाय 


प्रेम पत्र राधारवामी 


तीसरा भाग 


बचन १ 


राधास्वामी मत के मानने वालों और 
उनकी जुगल के मुवाफिक अभ्यास करने 
वालों का सहज में बगेर कष्ट और क्लेशा 
और मेहनत और मशक्कत के पूरा उद्धार 
मुमकिन है, जो वे राधास्वामी दयाल की 
सरन दृढ़ करें और उनके हुक्म के मुवाफिक 
अपनी रहनी और रोजमर्रा का अभ्यास दुरुस्त 
करें । 
१- जो कि अनेक पदार्थ और भोग इस रचना मे 
मालिक ने पैदा किये, वे दया करके अपने प्रेमी और 


भक्तजनों के वास्ते रचे, ताकि वे उसकी क़ुदरल की 
| कार्रवाई को देखें और दया की परख कर के मगन | 


| २] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


होकर शुकराना बजा लावे और उन भोगों और पदार्थो 
के साथ मुवाफिक हुक्म मालिक के और साथ उन 
कायदो के (जोकि उसने सत सतगुरु रूप धारन करके 
वास्ते समझौती जीवो के जारी फरमाये) होशियारी से 
बर्ताव करें ताकि उन भोगो का जहर असर न करे यानी 
नशा अहंकार और गफलत का पैदा करके उनको भूल 
और भरम में न डाले और सच्चे मालिक से बे-मुख न 
करे | 


२- इस दुनिया में जो कार्रवाई कि जीव कर रहे हैं, 
वह तीन किस्म की हैं। एक स्वार्थ, दूसरी स्वार्थ 
परमार्थ, तीसरी निर्मल यानी खालिस परमार्थ। 


३- स्वार्थ उस कार्रवाई को कहते हैं कि जो वास्ते 
अपने गुज़ारे के इस दुनिया में, और परवरिश और 


सम्हाल अपनी देह ओर कुटुम्ब परिवार वगेरा की, और 
सम्हाल और तरक्की दुनिया के भोग बिलास और 
नामवरी की, की जावे। 


४- स्वार्थ- परमार्थ उस कार्रवाई को कहते हैं कि 
जो वास्ते प्राप्ति सुख और मान बड़ाई के इस लोक में 
ख्वाह परलोक मे, चाहे इस जनम मे ख्वाह आइन्दा के 
जनम में, या वास्ते राजी और ख़ुश करने किसी देवता 
के या हासिल करने किसी किस्म की सिद्धि और शक्ति 
वगेरा के या वास्ते प्राप्ति स्वर्ग या बैकुण्ठ या मुक्ति या 
ब्रह्मा लोक वगेरा के, की जावे। 


५- निर्मल परमार्थ उसको कहते हैं कि जो भक्ति 
और अलर अभ्यास की कमाई प्रेम सहित इस मतलब 
से की जावे कि जिससे मन और सुरत (जो कि अब 


न 


| १५]... तीसरा भागा. [३ | भाग 


माया के घेर में फसे हुये हैं) दिन २ उस घेरे से 
निकलते जावे और त्रिकुटी के परे सुरत, मन से न्यारी 
होकर, सच्चे मालिक के चरनो मे पहुँच कर उसके 
दर्शन का बिलास देखे और परम आनन्द के भडार मे 
पहुँच कर परम शान्ति को प्राप्त होवे और काल क्लेश 
और जनम मरन के दुक्खो से कतई छुटकारा हो जावे 
यानी पिंड और ब्रह्मांड के पार चढ़ कर कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल के चरनों में पहुँचे और उस भक्ति 
और प्रेम की कार्रवाई में सिवाय प्राप्ति दर्शन अपने 
प्रीतम कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल के, और कोई 
चाह किसी किस्म की न रहे और दिन २ उस मालिक 
के चरनो में प्रीत और प्रतीत बढ़ती रहे। 


६- कसरत से जीव स्वार्थ की कार्रवाई में लगे है 
और असली स्वार्थ-परमार्थ भी बहुत थोड़े जीव समझ 
बूझ के साथ करते हैं और निर्मल परमार्थ कोई बिरले 
जीव जिन पर खास दया कुल्ल-मालिक राधास्वामी 
दयाल की है, कमाते हैं। 


७- स्वार्थी जीव हमेशा नीची ऊँची जोनो मे भरमते 
रहेंगे और स्वार्थ-परमार्थ वाले ऊँचे देशों में सुख और 
आनद पावेगे और कोई २ ब्रह्म पद में पहुँचेगे, लेकिन 
सच्चे ओर कुल्ल-मालिक का दर्शन सिर्फ निर्मल परमार्थियौ 
को मिलेगा और उन्ही का सच्चा छुटकारा जनम मरन 
और काल क्लेश से होवेगा। 


5 निर्मल परमार्थ बगैर मदद सच्चे और पूरे गुरू 
के हासिल नहीं हो सकता है। इस वास्ते कुल्ल जीवों 
को जो सच्चे मालिक की भक्ति करना चाहते हैं, 
लाज़िम और मुनासिब है कि पहले खोज सतगुरु का 


| ४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


करें और उनसे मिल कर भेद निज धाम और उसके 
रास्ते का और जुगल चलने की दरयाफ्त करके अभ्यास 
शुरू करे और जिस कदर बन सके, उनका सतसंग 
करके कर्म भर्म और संशय वगैरा अपने दूर करावें 
क्योंकि जब तक भरम और संशय मन में रहे आवेगे, 
तब तक अभ्यास दुरुस्ती से नही बनेगा और न सतगुरु 
और सच्चे मालिक राधास्वामी दयाल के चरनो मे प्रेम 
जागेगा और बिना प्रेम के रास्ता आसानी से तै नहीं 
होगा और न अभ्यास मे रस और आनद जैसा चाहिये, 
प्राप्त होगा | 


९- सतगुरु के बचन सुन कर और उनका कोई 
दिन सग करके जीवों को वह कायदा कि जिस तरह 
उनको ससार मे बर्लना चाहिये, मालूम होवेगा और 


निर्मल भक्ति की रीति भी वे ही सिखावेंगे कि जिससे 
गृहस्थ मे रह कर इस तोर से परमार्थ की कमाई कर 
सके कि माया के जाल मे न फसे और इन्द्रियो के भोगो 
में बंधन न होवे और दिन दिन देह और दुनिया से 
अलर में न्यारे होते जावें और कुल्ल-मालिक के चरणों 
में प्रील प्रतीत बढ़ती जावे और दर्शन का शौक तेज 


होता रहे। 


१०- जो सच्चे परमाथी है, वही सतगुरु के सतसंग 
में ठहरेंगे और उनके उपदेश के मुवाफिक कार्रवाई 
करके अपना कारज आहिस्ता २ बनावेंगे और जिनके 
मन में दुनिया और उसके सामान का भाव और प्यार 
जबर है, उनसे सत सतगुरु का उपदेश कम माना 
जावेगा और उनकी जुगल यानी सुरत शब्द की कमाई 
भी दुरुस्ती से नहीं बन पड़ेगी, लेकिन जो उनके चित्त 


| १] तीसरा भागा. [५ | भाग 


में सच्ची अभिलाषा राधास्वामी धाम मे पहुँचने की है तो 
उनका मन भी आहिस्ता २ निर्मल होकर, उसमें प्रीत 
सच्चे मालिक के चरनों की जबर हो जावेगी ओर फिर 
ससार के भोग उनको अपनी तरफ खेच और बाँध नहीं 
सकेंगे। 

११- जो आसान जुगल जीवों के छुटकारे के वास्ते 
बगेर छोड़ने गृहस्थ आश्रम और उद्यम के कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल ने जीवो पर अति दया करके इस 
वक्त में जारी फरमाई है, उसका शुकराना किसी तरह 
अदा नही हो सकला । वह जुगत (सुरत शब्द योग की) 
ऐसी असर वाली है कि जो कोई थोड़ी अहतियात के 
साथ बर्ताव करे, तो उस पर ससार और उसके भोगो 
का असर बहुत कम पहुँचेगा, बल्कि दिन २ निर्मल 
होकर कोई काल में अपने निज धाम में पहुँच जावेगा 
और दुनिया का भी भोग ब-निस्बल दुनियादारों के 
ज्यादा रस और स्वाद के साथ उसको हासिल होवेगा 
और उसका जहर उस पर असर नहीं करेगा। गुरू 
नानक ने कहा है “पूरा सतगुरु पाइयाँ और पूरी पाई 
जुक्त, हसंदियाँ खिलदियाँ खवदियाँ पिवदियाँ, बिच्चे 
पाई मुक्त” यानी गृहस्थ मे रह कर और गृहस्थ आश्रम 
के सर्व व्यवहार और भोगों मे अहतियात के साथ बर्तते 
हुये सतो की जुगत की कमाई करने से सच्ची मुक्ति 
हासिल हो सकती है। 

१२- उस अहतियात की थोड़ी शरह बतौर हिदायत 
अभ्यासियो के इस जगह लिखी जाती है और वह यह 
है कि फिज़ूल कामना यानी इच्छा ससार और उसके 
मान बडाई और भोगो की मन मे न उठावे क्योकि 


| ६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


इच्छा के उठाने से जलन यानी कर्म करना पड़ेगा और 
जो वह जतन दुरुस्त बैठा यानी इच्छा पूरन हुई, तो 
उसके भोगों मे जरूर बधन पैदा होगा और मन उसके 
रस मे लिपट कर मलीन होगा और जो इच्छा पूरन न 
हुई तो दुख और क्लेश प्राप्त होगा और उस हालत में 
किसी से विरोध और किसी से सरोध अपनी मूर्खता से 
पैदा करके मुफ्त भार अपने सिर पर चढ़ावेगा कि जो 
इसके अभ्यास में निहायत दरजे का खलल डाल कर 
भक्ति और प्रेम को सुखा देगा। 


१३- भोग तीन किस्म के हैं- इच्छित, अन-इच्छित 
और पर-इच्छित | इच्छित उसको कहते हैं कि किसी 
काम या पदार्थ या इन्द्रियो के भोगो की यह शख्स चाह 
उठावे और जो वह चाह तेज है तो जरूर जलन 
करावेगी और जतन करने में कष्ट और क्लेश भी 
जरूर होगा और जो वह जतन पूरा न हुआ तो दूना 
दुख होगा और जो पूरा हुआ तो उसकी चाह के पदार्थ 
या भोग प्राप्त होने पर उसमे जरूर आसक्ति होगी और 
विशेष करके भोगने में भी आखिर को तकलीफ पेदा 
होगी और जो किसी ने सिफ इच्छा उठाई और उसका 
अपने अंतर मे बिस्तार किया, लेकिन फिर समझ बूझ 
कर उसके पूरा करने के वास्ते जलन नही किया, तो 
भी जब कभी वह भोग मोज से प्राप्त होगा, तब मगन 
होकर और दया समझ कर उसमे ज्यादा शौक के साथ 
बर्तेगा और पकड भी उसमे जबर होगी फिर वही 
नुकसान जो कि जतन सिद्ध होने पर वाके होगा, इस 
सूरत में भी आयद होगा। इस सबब से समझना चाहिये 
कि इच्छा उठाने में, चाहे उसके पूरा करने के वास्ते 
जलन किया जावे या नही, हर तरह नुकसान है और 


| १] तीसरा भागा. [७ | भाग 


राधास्वामी मत के सतसंगी को मुनासिब और लाज़िम 
है कि किसी काम या पदार्थ के वास्ते फिज़्ल और 
ना-मुनासिब इच्छा न उठावे। अन-इच्छित उसको कहते 
है कि कोई पदार्थ या भोग बगेर इस जीव की ख्वाहिश 
या चाह के मौज से अनासुर्त प्राप्त होवे। अगर वह 
ना-मुनासिब और ना-जायज़ नही है, तो उसको अहतियात 
के साथ यानी थोड़ा भोगने या काम में लाने में कोई 
हर्ज नहीं है। पर-इच्छित उसको कहते हैं कि जो कोई 
अपना रिश्तेदार या दोस्त या सत्तसंगी भाई, भाव और 
प्यार के साथ, कोई पदार्थ या भोग इस शख्स के वास्ते 
तैयार करके सनमुख रक्खे या उसके पास भेजे तो जो 
वह ना-मुनासिब और ना-जायज नहीं है तो उसी 
अहतियात के साथ जैसा कि अन-इच्छित भोग के वास्ते 
ऊपर लिखा गया है, उसमे बर्ताव करे और वह मामूली 
भोग नहीं है तो बाद उसके भोगने के थोड़ी देर भजन 
या ध्यान करना भी मुनासिब होगा, ताकि उसका असर 
उलटा पैदा न होवे। 


१४- फिज़ूल इच्छा से मतलब यह है कि जिस बात 
या काम या चीज या पदार्थ की जरूरत वास्ते अपने 
औसत दरजे के गुजारे के, नहीं है, उसके वास्ते इच्छा 
उठाना। ऐसी ख्वाहिश परमार्थी को, हिर्स करके या 
मान बड़ाई के वास्ते, उठाना, मना है। बल्कि जो इच्छा 
जरूरी काम या पदार्थ वगेरा की उठावे और उस की 
प्राप्ति के निमित्त जलन करे, तो वह राधास्वामी दयाल 
की मौज के आसरे उनकी दया के भरोसे पर करना 
चाहिये और जो इत्तिफाक से वह जलन सिद्ध न होवे, 
तो समझना चाहिये कि इसी में कुछ मसलहत है और 


२. 


| ८] प्रेमपत्रराधास्वामी. [बचन | पत्र राधास्वामी 
जेसे बने तैसे ऐसी मौज के साथ मुआफकत करनी 
मुनासिब है। 


१५- जितने में कि इस जीव का गुजारा औसत 
दर्जे पर अपनी हैसियत के मुवाफिक ब-खूबी होवे, उस 
कदर चाह उठानी और उसके निमित्त मौज के आसरे 
जलन करने में कोई नुकसान नही होगा, पर उसमे इस 
कदर अहतियात जरूर है कि अपने मतलब के पूरा 
करने के वास्ते किसी को नुकसान पहुँचाना या उसकी 
हक-तलफी करना नहीं चाहिये और इस कदर सामान 
की प्राप्ति के वास्ते राधास्वामी दयाल के चरनों मे जब 
तब प्रार्थना करने मे भी दोष नहीं है जैसा कि इस कड़ी 
में कहा है:-- “मालिक एता माँगहूँ, जामे कुटुम्ब समाय, 
मै भी भूखा ना रहूँ, साध न भूखा जाय” । 

१६- और मालूम होवे कि राधास्वामी मत के सतसगी 
को यह भी हुक्म है कि जिस कदर आमदनी उसकी 
होवे, उसमे से दसवाँ अश यानी दसवाँ हिस्सा मालिक 
के नाम पर निकाले और उसको वास्ते खर्च खैरात और 
परमार्थी कामों के अलेहदा रक्खे और जो इस कदर 
आमदनी न होवे कि दसवाँ हिस्सा आसानी से निकाल 
सके तो सोलहवाँ हिस्सा यानी फी रुपया एक आना 
जरूर मालिक के नाम का अलेहदा करे और परमार्थी 
कामो में खर्च करता रहे। इसमे उसकी कमाई सुफल 
होगी और जो धन कि बाद निकालने परमाथी हिस्से 
के, वास्ते उसके घर के खर्च के बचेगा, वह शुद्ध हो 
जावेगा और परमाथी खर्च के निभाने में उसको आसानी 
रहेगी और जब फुरसत और मौका पाकर वास्ते दर्शन 
या सलसग के सफर करना पड़े तो सफर खर्च भी इसी 
यानी परमार्थी रुपये में से दे सकता है। 


| १] तीसराभाग [९१९ | भाग 


१७- जो कोई सतसगी सच्चे मन से कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल की सरन लेवेगा और अपने परमार्थी 
और स्वार्थी कामो को उनकी मौज और दया के आसरे 
करेगा और जो जुगल अभ्यास की उसको बलाई गई है, 
जैसे भजन और स्वरूप का ध्यान ओर नाम का सुमिरन 
और पोथी का पाठ और सलसग वगैरा नेम से दो बार 
तीन बार या चार बार थोड़ा बहुत विरह और प्रेम अग 
लेकर रोजमर्रा बिला नागा अपनी फुरसत के मुवाफिक 
करेगा और ऊपर के लिखे हुए कायदे और अहतियात 
के साथ अपनी रहनी दुरुस्त करेगा और संसारी 
व्यवहार और अपने उद्यम के कारोबार मे जहाँ तक 
बने, सचौटी के साथ बर्ताव करेगा और फिजूल वक्त 
ससारियो के संग फिज़ूल बाल चीत में खर्च नही करेगा, 
तो राधास्वामी दयाल सब तरह से उसकी रक्षा और 
सहायता अपनी दया से करेंगे और अभ्यास मे भी 
उसको थोड़ा बहुत रस देते जावेंगे और दिन - दिन 
उसकी प्रीत और प्रतीत अपने चरनों में ओर विरह और 
उमंग अभ्यास और भक्ति के व्यवहार मे बढ़ाते जावेगे 
और आहिस्ता-आहिस्ता एक दिन उसको माया के घेर 
से निकाल कर निज धाम में पहुँचावेगे जेसा कि उनके 
हुकुम से जो इन कड़ियों में लिखा है, ज़ाहिर है। 


वह तो रूप दिखा कर छोड़ें। 
तुम जल्दी क्यों करो पुकारा ।। 
तुम्हरी चिन्ता में मन धारी। 
तुम अचिन्त रह धरो पियारा।। 
संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीती। 
और परतीत सवारा।। 


| १०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
यह करनी मैं आप कराऊं। 
और पहुँचाऊं धुर दरबारा।। 
राधास्वामी कहत सुनाई। 
जब जब जैसी मौज बिचारा ।। 

१८- कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल ने फरमाया 
है कि जो जीव को सच्ची दीनता उनके चरनों में आ 
जावे और वह उनकी सरन दृढ़ करे यानी उनकी पनाह 
और ओट मे कार्रवाई परमार्थ की शुरू करे तो चाहे 
उसका मन किसी कदर चचल भी रहे और अभ्यास भी 
जैसा चाहिये पूरा-पूरा न बन आवे तो भी राधास्वामी 
दयाल अपनी दया से उसका बेड़ा पार करेंगे यानी 
अपना बल देकर उससे जो करनी ज़रूर और मुनासिब 
होगी, देर अबेर आप करा लेंगे और उसका कारज 
जैसा मुनासिब होगा, आप बनावेंगे। 

१९- दीनता से मतलब सिफ यही नहीं है कि 
आदाब बजा लावे, बल्कि इसके अर्थ यह है कि सच्ची 
गरजमन्दी, वास्ते अपने जीव के कल्यान के और 
नरको और दुक्खों से बचाव के लिये, राधास्वामी 
दयाल के चरनो मे लेकर भक्ति करे और गरजमन्दी का 
स्वरूप यह है कि जैसे बीमार डाक्टर या हकीम की 
लवज्जह और दवा का मुहताज है और नौकरी का 
चाहने वाला हाकिम की मेहरबानी और लवज्जह का 
और निरधन वक्त भारी जरूरत के, धन के लिये 
साहूकार का। 

२०- अब जीवौ को समझना चाहिये कि किस कदर 
भारी दया कुल्ल-मालिक ने उनके ऊपर इस वक्त में 
फरमाई है कि निहायत सहज तौर से उनके उद्धार का 


2 


| १] तीसरा भागा... [११ | भाग 


रास्ता जारी किया है और बगेर अलेहदा करने घरबार 
और रोजगार से उनको परम पद बरवशिश करता है, 
पर शर्त यह है कि वे सच्ची चाह लेकर जिस कदर बन 
सके थोड़ा बहुत अभ्यास संतों की जुगती का दुरुस्ती 
के साथ करे और अपना व्यवहार ससार मे, और अपनी 
रहनी परमार्थ में, मुवाफिक उन कायदों के जिन का 
जिकर ऊपर लिखा गया है, दुरुस्त करें और चरनो में 
प्रीत और प्रतीत बढ़ाते रहें। 


२१- ऐसे जीवो का स्वार्थ और परमार्थ यानी दुनिया 
और दीन, राधास्वामी दयाल अपनी मेहर और दया से 
आप सँवारेंगे यानी दुनिया में भी उन की सम्हाल और 
रक्षा फरमावेगे और जो कुछ सामान उसका मुनासिब 
है, बख्शेंगे और परमार्थ में अपने चरनो की प्रीत और 


प्रतीत का दान देकर उसको बढ़ाते रहेंगे और ऐसी 
दया उन जीवों के सग रहेगी कि ससार के भोगों में 
गिरफ्तारी और बन्धन नही होगा और मन और सुरत 
उनके दिन दिन निर्मल होकर चरनों में लौलीन रहेंगे 
और अन्त को चरनो में बासा देवेगे और बिना उनकी 
माँग के अपनी तरफ से परमार्थ की करनी जिसमें 
उनके जीव का कारज पूरा बन जावे, अपनी दया का 
बल देकर उनसे करा लेवेगे जैसा कि इन कड़ियों में 
हुक्स हैः- 

अन धन और संतान भोग रस। 

जगत भोग और मिला जोग रस।| 

पर किरपा सतगुरु अस रहई। 

मोह न ब्यापे जग नहिं फॅसई।। 

रहे सुरत निर्मल गुरु साथा। 

शब्द मिले रहे चरनन माथा।। 


| १२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


अपनी दया से गुरु दियो दाना। 
सेवक तो कुछ माँग न जाना।। 
नाम अनाम पदारथ न्यारा। 
सो सतगुरु दीना कर प्यारा ।। 

२२- अब ख्याल करो कि किस कदर भारी दया 
जीवो पर कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल ने फरमाई 
है और किस कदर आसान जुगती कि जो लड़का 
जवान और बूढ़ा और औरत और मर्द सहज में जिसका 
अभ्यास कर सकते हैं, जारी फरमाई। सिर्फ सच्ची 
लगन यानी सच्चा शौक या प्रेम राधास्वामी दयाल के 
चरनो में दरकार है। उसी की दिन-दिन तरक्की होती 
रहेगी और उसी से एक दिन पूरा कारज बन जावेगा 
और जो जीव कि थोड़ा बहुत शौक लेकर उनके 
सलसग मे आवेगा, उसको ऐसी लगन वे अपनी दया 
से आप बरूशेंगे और थोड़ी बहुत करनी करा कर 
उसको आप बढ़ाते जावेगे और एक दिन कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी अपने धाम मे पहुँचा देंगे ओर दुनिया की भी 
सब कैफियत दिखला देंगे । 


२३- इस भारी दया का शुकराना कौन अदा कर 
सकता है, क्योकि पिछले वक्तो मे ब-सबब जारी होने 
अष्टांग योग यानी प्राणायाम के (जो कि गृहस्थी से 
और खास कर औरतों से मुतलक नही बन सकता और 
विरक्तो से भी जिसका दुरुस्ती से बन पड़ना मुशकिल 
है) किसी गृहस्थी जीव का उद्धार नहीं हुआ और 
विरक्त भी थक कर रह गये और अब दोनों का सहज 
में कारज बनना मुमकिन है, जो वे राधास्वामी दयाल 
की सरन मे आ जावे और थोड़े बहुत शोक और प्रेम के 


_ 2 


| १] तीसरा भागा. [१३ | भाग 


साथ जेसा तैसा उनकी जुगत के मुवाफिक अभ्यास 
शुरू कर देवे। 

२४- जो कुछ कि ऊपर लिखा गया, वह आम 
सलसगियों के वास्ते है। लेकिन जो कोई सलतसगी कि 
तेज शौक वाला है और सच्चे हृदय से चाहता है कि 
इसी जनम मे उसको जल्वा सच्चे मालिक के दर्शन का 
नज़र आवे और जल्द उसके जीव का पूरा उद्धार हो 
जावे, उसको चाहिये कि ससार और उसके भोगों से 
सच्ची नफरत यानी उदासीनता लावे और तन मन और 
इच्द्रिय और धन और सतान मे आसक्ति कम करे और 
जगत के पदार्थो की चाह दूर करे और सतगुरु और 
राधास्वामी दयाल के चरनो मे गहरी प्रीत और प्रतीत 
करे ओर जो जुगल कि बललाई जावे, उसको प्रेम और 
उमंग के साथ कमावे, तो सतगुरु राधास्वामी दयाल 
उसको प्रेम की दात देकर और उसको दिन-दिन बढ़ा 
कर जल्द अपने चरनो में खींचेगे ओर दिन-दिन सहारा 
देकर एक दिन अपने दर्शनो का परम आनद बरब्शेगे | 


२५- मालूम होवे कि राधास्वामी मत में मुख्यता 
तीन बातों की है। पहले पूरे सतगुरु, दूसरे शाब्द यानी 
ध्वन्यात्मक नाम और तीसरे सतसंग अलर और बाहर 
का यानी बाहर से सतगुरु और उनकी बानी और प्रेमी 
जन का सग और अतर मे शब्द का सग। बगेर प्राप्ति 
सतगुरु के कुछ काम नहीं बन सकता, क्योकि सच्ची 
लगन और सच्चा प्रेम बगैर उनके सग और उनकी 
मदद के कभी हासिल नही हो सकला और न शब्द का 
भेद, और किसी से मिल सकता है। उनके संग से 
स्थल बधन जगत के और कर्म काटे जावेंगे और सशय 


| १४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 

और भर्म दूर होवेंगे और नाकिस कर्म और कुसंग से 
बचाव होगा और अन्तर मे शाब्द यानी नाम के अभ्यास 
से झीने कर्म और बन्धन चित्त के काटे जावेंगे और 
दिन-दिन घाट बदलता जावेगा यानी मन और सुरत 
ऊंचे की तरफ चढ़ते जावेंगे और रस और आनन्द 
पाकर प्रीत और प्रतीत बढ़ती जावेगी और दिन-दिन 
अभ्यास में तरक्की होकर एक दिन पूरा काम बन 
जावेगा | 


बचन २ 


वक्‍त के संत सतगुरु और साध की 


जरूरत वास्ते हासिल होने सच्चे उद्धार के 
और उन की महिमा और पिछली टेको का 
निषेध । 


१ - संत और सतगुरु उनको कहते हैं जो धुर पद 
तक यानी सत्तपुरुष राधास्वामी देश तक पहुँचे हैं और 
साध गुरू उनको कहते हैं जो संतों के दसवें द्वार तक 
पहुँचे हैं और धुर पद में पहुँचने का जतन कर रहे हैं 
और साध या सलसंगी उनको कहते हैं कि जो कुछ 
रास्ता तै कर चुके हैं और प्रेम पूर्वक साधना कर रहे हैं 
और दसवें द्वार और सत्त लोक में पहुँचनहार हैं। 

२ - जो कोई अपना सच्चा और पूरा उद्धार चाहे 
वह जब तक कि अभ्यास करके सत्तलोक और 
राधास्वामी धाम मे न पहुँचेगा, तब तक पूरा काज नही 


| २]... तीसरा भागा [१५ | भाग 


बनेगा यानी जनम मरन और देहियों के दुख सुख से 
छुटकारा नहीं होगा। 


३ - यह अंतरमुख अभ्यास और चढ़ाई मन और 
सुरत की बगैर संतों की जुगत यानी सुरत शब्द मार्ग 
के इस समय में ख़ास कर मुमकिन नहीं है, क्योंकि 
प्राणों का साधन बहुत कठिन है और हर एक से 
दुरुस्ती से बनना उसका ना-मुमकिन है और फिर भी 
उसके वसीले धुर पद में पहुँचना किसी तरह नहीं हो 
सकता और सिवाय इसके और जो कोई साधन है, वह 
प्राण पुरुष के स्थान से नीचे ही रह जाते हैं। 


४ - इस वास्ते लाजिम और जरूर हे कि संतों की 
जुगत यानी सुरत शब्द योग का जिसकी तरकीब 
राधास्वामी दयाल ने अब बहुत सहज और निर्विघ्न कर 
दी है, अभ्यास किया जावे और इसका भेद सिफ संत 
सतगुरु या साधगुरु या उनके मेली सतसगी से मालूम 
हो सकता है और राधास्वामी मत में यह अभ्यास आम 
तौर पर जारी है। 

५ - अब सब जीवों को जो अपना सच्चा कल्यान 
चाहें, और जनम मरन और चौरासी के चक्कर से 
बचना चाहे, तो सत सतगुरु या साधगुरू और जब तक 
यह न मिले तो उनके मेली सलसगी से जो प्रेम सहित 
साधना कर रहा है और रास्ता तै करता जाता है, मिल 
कर उपदेश सुरत शाब्द मार्ग का और भेद धुर धाम का 
लेकर, जिस कदर बन सके, उसकी कमाई शुरू कर 
दे। रफ्ता-रफ्ता उनको (जो उनकी लगन सच्ची और 
तेज है) सल सलगुरु भी मिल जावेंगे और अपनी मेहर 
और दया से उनका कारज सहज में बना देंगे। 


4 


| १६]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 

६ - जब तक सत सतगुरु मिलें, तब तक उन 
अभ्यासियों की जिन्होंने संतों के सतसंगी से उपदेश 
लिया है, सफाई और पिंड में चढ़ाई होती जावेगी । 
लेकिन पिंड के पार चढ़ना बगेर मदद और दया सत 
सतगुरु के मुमकिन नहीं है। सो जब उनका अधिकार 
इस कदर बढ़ जावेगा, तब सत सतगुरु भी जरूर मिल 
जावेंगे और आगे को उनका रास्ता चलावेंगे। उन जीवो 
को चाहिये कि सतो के मेली सतसंगी से, उसको प्रेमी 
भक्त समझ कर, प्रीत भाव से बर्ताव करें और उसका 
और सतो की बानी का जिस कदर बने, सग करते रहें 
और उसके सग अभ्यास करके रास्ता तै करते रहें। 


७ - सत सतगुरु इस दुनिया में बहुत दुर्लभ रतन 
है और जिस किसी को वे मिल जावें और थोड़ी बहुत 


अपनी दया से अपनी पहिचान उसको देवें, वही जीव 
बड़ा बडभागी समझना चाहिये। निज रूप यानी शब्द 
स्वरूप से वे हर वक्‍त हर एक के घट में निकट मौजूद 
हैं। पर जब तक कि वे बाहर नर स्वरूप से न मिले, 
तब तक पूरा-पूरा भेद नही मिल सकता है और न बगैर 
थोड़े बहुत अभ्यास के उनके निज स्वरूप की पहिचान 
हो सकती हे इस वास्ते सच्चे परमार्थियों को खोज सत 
सलगुरु का बहुत जरूर है। 

८ - जब से कि जीव सत मत मे उपदेश लेकर 
शामिल होवे, तब से उसको लाजिम है कि कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल की टेक बाँधे और जिस कदर कि 
पिछली टेके होवे, उनको छोड़ देवे और जिस जिस का 
कि इष्ट और भाव मन में पहले से धरा होवे, उन सब 
को शाखा जान कर राधास्वामी के चरनो मे समा देवे 


` 


| २]... तीसरा भागा [१७ | भाग 


यानी मूल की धारना इसख्तियार करे और शाखाओं मे न 
अटके क्योकि जब तक ऐसा नहीं करेगा, तब तक 
उसकी निर्मल प्रीत और प्रतीत राधास्वामी दयाल के 
चरनों में नहीं आवेगी और न अन्तर अभ्यास में मदद 
मिलेगी | 


९ - इसी तरह सुरत शब्द मार्ग की महिमा (जिसकी 
चाल जान की धार पर सवार होकर चलती है और 
जान की धार सब धारों पर भारी है) समझ कर शौक 
और जौक के साथ उसका अभ्यास शुरू करे और 
जितने अभ्यास कि दुनिया में जारी हैं, उनको ओछा 
और कर्म धर्म वगेरा को भरम समझ कर त्याग देवे और 
उनमें किसी तरह का भाव और उनसे किसी तरह की 
आशा न रक्खे, नहीं तो सुरत शाब्द का अभ्यास जैसा 
चाहिये दुरुस्ती से नहीं बनेगा और सशय और भरम 
मन मे जब तब पैदा होकर उसकी कार्रवाई में विघ्न 
डालते रहेंगे । 


१० - संतों का मत प्रेमा भक्ती का है ओर यह भक्ति 
अतर में सत्तपुरुष राधास्वामी दयाल के चरनों मे सच्चे 
मन से करनी चाहिये यानी उनके चरनों का प्रेम सहित 
ध्यान और उनके शाब्द का उमग सहित श्रवन करना 
चाहिये और जो सत सतगुरु मिल जावें तो बाहर से 
उनकी भक्ति, प्रेम और उमग के साथ करनी चाहिये 
यानी चित्त से उनके बचन सुनना और समझना और 
दृष्टि जोड़ कर उनके स्वरूप का दर्शन करना और 
तन मन धन से जिस कदर बन सके, उनकी और 
उनके भक्तों की सेवा करना। 


| १८] प्रेमपत्रराधास्वामी. [बचन | पत्र राधास्वामी 

११ - सतगुरु और उनके भक्तो की सेवा ऐन 
राधास्वामी दयाल की भक्ति समझनी चाहिये, क्योंकि 
इस भक्ति करने से मतलब यही है कि कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु (जो असल में 
उन्हीं का रूप हैं) प्रसन्न होकर प्रेम दान देवें यानी मन 
और सुरत को जो तन और इच्द्रिय और संसार के 
भोगों में (जो जड़ पदार्थ हैं) अटके हुए हैं, उनसे 
आहिस्ता २ न्यारा करके, घट में निज धाम की तरफ 
चढ़ाते हुए एक दिन राधास्वामी के चरनो मे पहुँचावे। 


१२ - यही यानी संत सतगुरु की भक्ति कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल को मजूर और कबूल है। और किसी 
की भक्ति पसंद नहीं और न उससे वह फायदा और 
फल जो ऊपर लिखा गया, हासिल हो सकता है। 


१३ - और जिस किसी को सत सतगुरु अभी नहीं 
मिले हैं और वह उनके मिलने की आशा में उनके मेली 
सतसगी या सतसंगिनों से भाव और प्यार और थोड़ी 
बहुत उनकी सेवा करे, तो वह भी सत सतगुरु और 
राधास्वामी दयाल की भक्ति में दाखिल होगी, क्योकि 
उस शख्स का मतलब इस कार्रवाई से यही होगा कि 
राधास्वामी दयाल अतर में दया करें और अपने चरनों 
में खीचे ओर सत सतगुरु का भी दर्शन और सतस 
प्राप्त होवे। फिर यह भक्ति ख़ुद राधास्वामी दयाल की 
ही सेवा और भक्ति में शामिल होगी । इसका भी फल 
रफ्ता-रफ्ता यही मिलेगा कि अलर शब्द और स्वरूप में 
भाव और प्यार बढ़ता जावेगा। 


१४ - मालूम होवे कि राधास्वामी दयाल कुल्ल-मालिक 
और सर्व समर्थ घट २ मे मौजूद यानी हाजिर और 


| २]... तीसरा भागा [१४ | भाग 

नाजिर हैं और जो कोई उनके दर्शन और निज 
धाम की प्राप्ति के निमित्त अंतर और बाहर सेवा कर 
रहा है, उसको वे आप देख रहे हैं और उसकी निष्काम 
भक्ति का फल यानी प्रेम की तरक्की आप देते हैं और 
उसके मन और सुरत का आहिस्ता २ सिमटाव और 
चढ़ाव करते हुये अपने चरनों में लगाते हैं और थोड़ा 
बहुत रस और आनन्द अभ्यास का आप अपनी दया से 
देते जाते हैं, क्योकि जिस कदर कार्रवाई मेहर और 
दया की होती है, वह सब निज रूप से जो कि हर 
एक के घट घट मे मौजूद यानी अग संग है, की जाती 
है। इस वास्ते हर एक को राधास्वामी दयाल के चरनो 
मे प्रीत और प्रतीत दिन-दिन बढ़ाना और अतर में सेवा 
यानी अभ्यास दुरुस्ती से करना, वास्ते प्राप्ति मेहर ओर 
दया रोज़ अफज़ूं के, मुनासिब और जरूर है। 

१५ - राधास्वामी के प्रेमी भक्तो को किसी दूसरे में 
परमार्थी भाव, उनकी बराबर या उन से ज्यादा किसी 
हालत में नहीं रखना चाहिये। जितने पद कि 
राधास्वामी धाम से नीचे हैं, उनके धनी का अदब 
करना दुरुस्त है पर मन और शीश राधास्वामी के 
-चरणों में अर्पन करना चाहिये। जैसे स्त्री खातिर और 
जरूरत पड़े तो सेवा सब की यानी अपने माँ बाप और 
कुटुम्ब और अपने पति के कुटुम्ब की करती है, लेकिन 
अपनी निज प्रीत और सर्व कारज के पूरन करने की 
आशा अपने पति मे रखती है और वक्‍त पर उसी का 
सग देती है, बल्कि अपने पुत्रों से भी मामूल से ज़्यादा 
सरोकार नहीं रखती हे, इसी तरह राधास्वामी के इष्ट 
वालो के हिरदे मे सिवाय राधास्वामी दयाल के दूसरे 
का भाव और प्यार (सिवाय मामूली तौर के) नही होना ॥ 


| २०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


चाहिये, नही तो भक्ति मे भारी नुकसान पैदा होगा। चाहे 
स्वार्थ, चाहे परमार्थ, दोनों कामो मे भरोसा और दया 
की आशा राधास्वामी दयाल के चरनों मे रखना चाहिये। 


१६ - हर हालत और हर काम में राधास्वामी के 
भक्तो को उनकी मेहर और दया का भरोसा रख कर 
उनकी मौज के साथ जब-जब जैसी होवे, मुवाफकत 
करना चाहिए यानी चाहे कभी आराम मिले और चाहे 
कि तकलीफ आयद होवे, दोनों हालत मे मसलहत 
समझ कर शुकराना करना वाजिब है और जो किसी 
वक्त किसी हालत की बरदाश्त न हो सके, तो उस 
वक्त राधास्वामी दयाल के चरनो मे वास्ते प्राप्ति ताकत 
बरदाश्त के प्रार्थना करना मुनासिब है। वे अपनी मेहर 
से या तो ताकत बख्शेंगे या उस तकलीफ को किसी 
कदर कम कर देंगो। खुलासा यह कि जिसने उनकी 
सच्चे मन से सरन ली है और हर बात मे उन्हीं का 
आसरा और भरोसा रखता है, उसकी सम्हाल हर तरह 
से जेसा मुनासिब होगा वे आप फरमावेगो, लेकिन तन 
मन और इन्द्रियों से और पाचों दूलों से जिस तरह 
मुनासिब होगा उसका खूँट छुङ़ावेंगे। यह काम वास्ते 
जीव के सच्चे और पूरे उद्धार के, निहायत जरूरी और 
मुख्य समझा जाता है। सो ऐसी कार्रवाई मे किसी जीव 
को घबराना और उनसे बे-मुख होना नहीं चाहिये, नहीं 
तो उसके परमार्थी कारज की दुरुस्ती में फर्क पड़ेगा 
यानी देर लगेगी । 


१७ - हर एक सच्चे परमार्थी को इस बात का 
ख्याल रखना चाहिए कि वह किस मतलब से सरन मे 
आया है और जब वह मतलब जीव के सच्चे उद्धार 


| २]... तीसरा भागा... [२१ | भाग 


यानी माया के घेर से पार होने का है, तो हर एक 
परमार्थी को लाजिम और फर्ज है कि जहाँ तक बन 
सके, आप ही सतसंग के बचन सुन कर और समझ 
कर, मन और माया और उसके भोगों से बचता चले 
और पाँचों दूतो की कार्रवाई से होशियार रहे, क्योकि 
यह सब उसके परमार्थी कारज मे विघ्न डालने वाले 
हैं। जिस कदर इनसे होशियारी के साथ अपना बचाव 
रक्खेगा, उसी कदर तकलीफ कम होगी और जिस 
कदर प्रीत और प्रतीत चरनो मे बढ़ावेगा और एकाग्र 
होकर अभ्यास करेगा, उसी कदर अलर में रस और 
आनन्द मिलता जावेगा और हर तरह की ताकत बढ़ती 
जावेगी यानी प्रेम और उमंग जागते जावेंगे। 

१८ - जो हिदायत कि इस मुआमले मे सच्चे 
परमार्थी को की गई है और जिस पर उसको हमेशा 
नज़र रखना और उसके मुवाफिक जहाँ तक बन सके, 
कार्रवाई करना मुनासिब और लाजिम है, वह इस शब्द 
मे जो नीचे लिखा जाता है, खोल कर वर्णन की है। 


गुरू की मौज रहो तुम धार। 

गुरू की रजा सम्हालो यार।।१।। 
गुरू जो करें सो हित कर जान। 
गुरू जो कहें सो चित धर मान।।२।। 
शुकर की करना समझ विचार। 
सुक्ख दुक्ख देंगे हिकमत धार ।।३।। 
ताड़ और मार करे सोइ प्यार । 

भोग सब इन्ट्री रोग निहार।।४।। 
कहूं क्या दम दम शुकर गुज़ार। 
बिना उन और न करने हार।।५।। 


| २२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


दुखी चित से न हो दुख लार। 
सुखी होना नहीं सुख जार।।६।। 
बिसारो मत उन्हें हर बार। 
दुक्ख और सुक्ख रहो उन धार ।।७।। 
गुरु और शब्द यह दोउ मीत। 

नहीं कोई और इन धर चीत।।८।। 
यही सतपुर्ष यही करतार। 
लगावें तोहि इक दिन पार।।९।। 
बिना उन कोई नही ससार। 

देवो मन सूरत उन पर वार।।१०।। 
करें वह नित्त तेरी सार। 

तेरे तन मन के हैं रखवार।।११।। 
शुकर कर राख हिरदे धार। 
मिटावे दुक्ख सबही झाड़।।१२।। 
करें क्या मन तेरा नाकार। 

नहीं तू छोड़ता विष धार।।१३।। 
भोग में गिरे बारम्बार। 

न माने कहन उनकी सार।।१४।। 
इसी से मिले तुझको दड। 

नहीं तू मानता मति मंद।।१५।। 
सहो अब पड़े जेसी आय। 

करो फर्याद गुरु से जाय।।१६।। 
पकड़ फिर उन्ही को तू धाय। 

करेंगे वोही तेरी सहाय।।१७।। 
बिना उन और नही दरबार। 

रहो उन चरन में हुशियार।।१८।। 
गुनह तुम किये दिन और रात। 

गुरू की कुछ न मानी बात।।१९।। 


| ३]... तीसरा भागा. [३३ | भाग 
इसी से भोगते दुख घात। 
बचावेंगे वही फिर तात।।२०।। 
रहो राधास्वामी के तुम साथ। 
लगे फिर शब्द अगम तुम हाथ।।२१।। 


बचन 3 


वर्णन हाल सुरत के उतार और चढ़ाव 
का, और गुरु स्वरूप की महिमा, और भजन 
की तरक्की का जलन, और संसारी व्यवहार 
और परमार्थी बर्तावे की दुरुस्ती। 

१ - मालूम हो कि सुरत का उतार असल में निज 
धाम यानी राधास्वामी दयाल के चरनो से हुआ है और 


पिड के नाके पर यानी छठे चक्र के मुकाम पर कि जो 
अन्दर की तरफ दोनों आँखो के मध्य मे वाके है, 
इसकी निज बैठक है और वहीं से दोनों नेत्रो में धार 
आई और वहाँ ठहर कर कार्रवाई देह और दुनिया की 
जारी हुई और देह और कुटुम्ब और भोगों और पदार्थों 
मे बधन और आसक्ति हो गई कि जिसके सबब से दुख 
सुख सहना पड़ता है यानी जहाँ मन की प्रीत हे या जहाँ 
इसका ममत्त्व हे या जिसको अपना समझा है, वहीं 
बधन पेदा होगया और उसकी हालत बदलने में इसकी 
भी हालत बदलती है यानी दुख सुख का चक्कर चलता 
रहता है। 

२ - जब तक कि निज घर का भेद पाकर और 
जुगल चलने की दरियाफ्त करके चलना यानी उलटना 
शुरू नहीं किया जावेगा और दृढ़ आशा पहुँचने निज | 


| २४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


धाम की बाँधी नहीं जावेगी, तब तक यह गिरफ्तारी 
सुरत और मन की जिसका जिकर ऊपर हुआ, नहीं 
छूटेगी और जनम मरन भी बारम्बार देह धर कर जारी 
रहेगा। यह भेद और जुगल पहुँचने निज धाम की सत 
सतगुरु या साध गुरू से मालूम हो सकती है। पर शर्त 
यह है कि यह शख्स सच्चे मन से यानी सच्चे शौक के 
साथ अभ्यास शुरू करे, तब उलटना मन और सुरत 
का और चढ़ाई निज घर की तरफ मुमकिन है। 

३ - मन और इन्द्रियां अपने असली झुकाव और 
पुरानी आदत और स्वभाव के मुवाफिक इस कार्रवाई में 
विघ्न कारक होंगे सो उनके विघ्नों के हटाने और 
घटाने का जतन यही है कि ससारी तरगे और इच्छा 
को जिस कदर मुमकिन होवे, रोके यानी फिज़ूल और 
बगेर ज़रूरत के अपनी सुरत की धार को इन्द्रिय द्वारे 
से बाहर की तरफ न बहावे और इन्द्रियों के भोगो में 
आसक्ति कम करता जावे, तब अभ्यास किसी कदर 
दुरुस्ती के साथ बन पड़ेगा और कुछ रस भी अतर में 
मिलेगा और फिर वही रस, जो अभ्यास नेम से जारी 
रहा, दिन दिन बढ़ता जावेगा। 

४ - जो अभ्यासी को सतगुरु के चरनो मे किसी 
कदर परमार्थी भाव और प्यार है और वक्‍त ध्यान और 
भजन के उनके स्वरूप को अगुवा करके अभ्यास शुरू 
करेगा, तो अतर मे मन और इन्द्रियो का जोर किसी 
कदर घटता नजर आवेगा और प्रेम और उमग की 
थोड़ी बहुत तरक्की होती जावेगी । 


५ - कुल्ल-मालिक जो कि घट-घट में अलरजामी 
है, सच्चे सेवक को अपने चरनों मे प्रीत और प्रतीत 
h दिलाने और उसके बढ़ाने के निमित्त,मौज से जब तब | 


| ३] तीसरा भागा [२६५ | भाग 

गुरु स्वरूप धारन करके, अंतर में वकत अभ्यास या 
स्वप्न अवस्था के (जब कि मन और सुरत का सिमटाव 
अदर की तरफ होता है और देह और इन्द्रियो की तरफ 
झुकाव नही रहता) दर्शन देता है। यह दर्शनी स्वरूप 
हाड मास का नहीं है, बल्कि चैतन्य यानी रूहानी है 
और सेवक को पहिचान कराने के मतलब से धारण 
किया जाता है, नही तो वह कुल्ल-मालिक राधास्वामी 
दयाल अरूप तौर से भी अलर मे दया फरमा सकते हैं, 
पर सेवक को उसकी पहिचान नही होगी और इस 
सबब से उनकी महिमा और मेहर और दया की खबर 
नहीं पड़ेगी । 


६ - जब कि कभी कभी सेवक को ऐसे दर्शन अपने 
घट मे मिल गये, तो उसी स्वरूप का जब अभ्यास के 
समय या और किसी वक्त ध्यान या ख्याल करेगा, तब 
जरूर थोड़ा बहुत प्रेम जागेगा और मन और इन्द्रिय भी 
उस वक्त नीचे पड़ जावेगे यानी अभ्यास में विघ्न नहीं 
डालेगे। 


७ - इसी सबब से सतगुरु स्वरूप और उसके 
ध्यान की महिमा और फायदा जबर है कि मालिक 
अलतरजामी सेवक पर दया करने के वास्ते और उसकी 
प्रीत और प्रतीत बढ़ाने के लिये, आप उस स्वरूप को 
धारन करके घट में दर्शन देता है और यह स्वरूप 
सेवक के साथ जहाँ तक कि रूप रंग रेखा है, सूक्षम 
से सूक्षम होता हुआ संग रहेगा और अतर में मदद देगा 
और फिर यही स्वरूप अरूप की भी पहिचान कराता 
जावेगा, इस वास्ते हर एक प्रेमी अभ्यासी को चाहिये 
कि जब कभी ऐसे दर्शन अलर में वक्‍त अभ्यास या 


२. 


| २६]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


सुपने मे मिले, तो उनको दर्शन मालिक का समझ कर 
उस स्वरूप मे प्रीत और भाव लावे। यह दर्शन आसानी 
से या जब जी चाहे तब नही मिलते हैं, बल्कि किसी 
कदर ऊँचे देश मे, जब मन और सुरत सिमट कर 
वक्त अभ्यास या सोने के वहाँ पहुँचे, तब मौज से प्राप्त 
होते है और इसी को खास निशान राधास्वामी दयाल 
की दया का समझना चाहिये। 


८ - यह दस्तूर आम है कि जिस किसी ने जो कोई 
सूरत या चीज़ देखी है, वह जब उसका ख्याल करे वह 
सूरत थोड़ी बहुत उसकी आखो मे आ जाती है, लेकिन 
सलगुरु स्वरूप का ख्याल इस तौर से जब चाहे तब 
नही आता है, सबब इसका यह है कि आम सूरो का 
जब कोई आदमी ख्याल करता है उसके मन या आखो 
में अक्स या छाया नज़र आ जाती है, लेकिन सतगुरु 
स्वरूप का जब दर्शन होता है, वह ऊँचे देश मे असली 
या सच्चा होता है और जब कभी होता है, तब 
राधास्वामी दयाल की दया और मेहर से होता है, वास्ते 
बढ़ाने प्रीत और प्रतीत सेवक के । 


९ - लेकिन इस कदर समझना चाहिये कि जब 
तक सेवक को बाहर सतगुरु के स्वरूप मे भाव और 
प्यार न होगा और अतर स्वरूप की महिमा न जानेगा, 
तब तक मालिक अतरजामी गुरु स्वरूप में दर्शन बहुत 
कम देवेगे यानी बाजे लोग इस किस्म के हैं कि उनके 
मन में विद्या और बुद्धि के सबब से स्वरूप मे भाव नहीं 
आता और उसको वह महदूद (हद्द वाला) और अल्पज्ञ 
और ओछा समझ कर ऐसा ख्याल करते हैं कि मालिक 
तो अरूप और अपार है, वह स्वरूप धारी कैसे हो 


से 2 


| ३] तीसराभाग [२७ | भाग 

सकता है, सो जब कभी उनको इत्तिफाक से ऐसा 
दर्शन भी (उनके मन की हालत की जाँच की नज़र से) 
मिल जाता है, तो उनको उसमें मुतलक भाव नहीं 
आता और उसको ख्वाब व ख्याल समझते हैं। ऐसे 
लोगों को मालिक अंतरजामी गुरु स्वरूप में दर्शन नहीं 
देते हैं और जो कि अरूप की उनको जाँच और 
पहिचान जब तक कि सुरत उनकी ज्यादा ऊँचे देश में 
न पहुँचे, नही आ सकती, इस वास्ते वे इस किस्म की 
दया से अर्से तक खाली रहते हैं ओर मन और इन्द्रियो 
के विघ्न भी उनको ज्यादा सताते रहते हैं। 


१० - इन लोगों को इस बात की समझ अच्छी 
तरह नहीं आती कि आदि स्वरूप (जहाँ से रूप रंग 
रेखा खड़े हुए) उस कुल्ल-मालिक ने ही धारन किया 


और फिर वही आकार नीचे की रचना में कमी बेशी के 
साथ उतरता आया और वह आदि स्वरूप ऐसा ही 
अपार है जैसा कि अरूपी स्वरूप बल्कि नीचे के दरजो 
में भी स्वरूप ऐसा ही अपार है कि जिसका कोई 
अन्दाज और हिसाब नहीं कर सकता, लेकिन अफसोस 
यह है कि यह लोग अपनी ओछी समझ के मुआफिक 
स्वरूप के लफ्ज और नाम को हमेशा हह दार और 
ओछा समझते हैं। सबब इसका यह है कि इनकी नजर 
रथूल रचना में बँधी हुई है और सूक्ष्म से सूक्ष्म रचना 
का इन को अनुमान नही होता। इस वास्ते यह शुरू से 
अरूप की तरफ दौड़ते हैं और हाल यह है कि जब तक 
रूपवान रचना की हह के पार न जावेंगे, इन को उस 
अरूप का जिसकी कि यह महिमा समझते है, कभी 
दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता और इस नादानी का इनको 
यह फल मिलता है कि प्रेम और उमंग से जो कि रास्ते | 


| २८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


के जल्दी काटने वाले और अभ्यास मे रस और आनन्द 
प्राप्त कराने वाले हैं, खाली रहते हैं ओर अभ्यास में मन 
और इन्द्रियो के विघ्नो से झटके खाते रहते हैं और इस 
सबब से चाल भी इन की सुस्त रहती है और 
रूखा-फीकापन हमेशा इन के मन और सुरत पर थोड़ा 
बहुत छाया रहता है और जब तब रस न मिलने की 
शिकायत करते रहते हैं और कभी कभी प्रीत प्रतीत भी 
डिगमिग हो जाती है। 


११ - एक भारी नुक्स ऐसे अभ्यासियों मे यह है कि 
वे अक्सर अपना बल लेकर अभ्यास करते हैं और 
अपने बैराग वगैरा का ज्यादा भरोसा रखते हैं और 
स्वरूप के प्रेमियों को अक्सर ओछा देखते हैं और अपने 
से अभ्यास और बैराग में उनको कम ख्याल करते हैं 


और हाल यह है कि प्रेमियों को थोडे अभ्यास मे रस 
और आनन्द बहुत मिल जाता है और गुरु स्वरूप को 
अगुवा रखने से उनके मन और इच्द्रिय किसी किस्म 
का विघ्न नहीं डालते और यह लोग हरचन्द ज्यादा 
अभ्यास करते नजर आते है और अपना बल लेकर मन 
और इच्द्रियों से हर रोज़ जूझते हैं, फिर भी उनको 
प्रेमियों के बराबर रस नहीं मिलता और जब २ मौज से 
रस मिलता है, तो किसी कदर उसका अहंकार भी 
उनके मन में आ जाता है। 

१२ - लेकिन जो भाग से इन लोगों को सलगुरु का 
सलसग प्राप्त होता रहा, तो इनकी समझ भी आहिस्ता 
आहिस्ता बदलती जावेगी और कोई दिन के अभ्यास के 
बाद जब उनकी सुरत सिमट कर किसी कदर ऊचे 
देश मे चढ़ने लगेगी, तब गुरु स्वरूप की महिमा उनके 


| ३]... तीसरा भागा [२९ | भाग 


चित्त में समाती जावेगी और फिर वे भी प्रेमियों के 
मुवाफिक अभ्यास में थोड़ी बहुत गुरु स्वरूप की मदद 
लेकर चलने लगेंगे और फिर उनका रास्ता भी आसानी 
से तै होता जावेगा। इन लोगों को ब-मुकाबले प्रेमी 
अभ्यासियों के, जो विवेक अग वाले अभ्यासी कहा जावे 
तो यह कहना दुरुस्त है। 


१३ - खुलासा यह है कि चाहे कोई प्रेम अंग लेकर 
-चले या विवेक और वैराग अग पर जोर देकर रास्ता तै 
करना शुरू करे, दोनों को पिंड देश से आहिस्ता 
आहिस्ता न्यारे होकर अपने निज धाम की तरफ चलना 
और चढ़ना ज़रूर है, क्योंकि जब तक कि सुरत माया 
के घेर के पार न जावेगी, तब तक काम पूरा नही 
बनेगा यानी जब तक कि सत्त पुरुष राधास्वामी दयाल 
के धाम मे न पहुँचेगी, तब तक निर्भय और निःचिन्त 
नहीं हो सकती और न परम आनन्द प्राप्त हो सकता है 
और वही पहुँच कर जनम मरन और काल के क्लेश से 
सच्चा छुटकारा होगा। 

१४ - इस वास्ते कुल्ल परमार्थी जीवो को जो 
अपना सच्चा उद्धार चाहते हैं और जीते जी अपनी 
भक्ति और अभ्यास का थोड़ा बहुत फल देखते चलना 
मज़ूर है, तो उनको चाहिये कि सतगुरु खोज कर, 
उनका सलसग भाव और प्रीत के साथ करें और सशय 


और भर्म दूर करके सुरत शब्द मार्ग का उपदेश लेकर, 
उमंग और प्रेम के साथ उसकी कमाई करें और सत्त 
पुरुष राधास्वामी दयाल की सरन दृढ़ करके और 
उनकी मेहर और दया का आसरा और भरोसा रख कर 
रास्ता तै करना शुरू करें और प्रीत और प्रतीत चरनों 


| ३०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
मे बढ़ाते जावे, तब दिन दिन उनको अभ्यास मे थोड़ा 
बहुत रस मिलता जावेगा और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की 
करके एक दिन राधास्वामी दयाल की दया से धुर धाम 
में पहुँच कर परम और अमर आनन्द को प्राप्त होंगे। 


१५ - प्रेमी अभ्यासियो को इस कदर जता देना 
मुनासिब मालूम होता है कि अभ्यास के समय चाहे 
उनको दर्शन गुरु स्वरूप का प्रत्यक्ष होवे या नहीं, 
उनको अपने मन और सुरत को स्वरूप का ख्याल 
करके स्थान पर जमाना चाहिये और जो उनके मन मे 
थोड़ा स्वरूप में भाव ओर प्रेम है तो यह कार्रवाई उनसे 
दुरुस्त बन पड़ेगी यानी मन और सुरत उन के स्वरूप 
के आसरे स्थान पर किसी कदर ठहरने लगेंगे और 
ऊंचे देश में ठहरने का रस थोड़ा बहुत जरूर मालूम 
पड़ेगा और ज्यादा ठहराव या ऊँचे स्थान पर चढ़ाव के 
साथ वह रस और आनन्द बढ़ता जावेगा। 


१६ - जो कोई अभ्यासी यह चाहते हैं कि पहले हम 
को दर्शन मिले तब ध्यान करें यह चाह उनकी ना-जायज़ 
तो नहीं है, पर कमी शोक और विरह और प्रेम की 
इससे पाई जाती है क्योकि ऐसी मौज मालूम नही होती 
है कि हर किसी को दर्शन स्वरूप के अन्तर मे, 
मुवाफिक उसके इरादे के, जब चाहे जब मिल जावें 
इस वास्ते कुल्ल सतसंगियों को मुनासिब है कि 
अपने २ शौक के मुवाफिक स्वरूप अनुमान करके 
अभ्यास शुरू करें और दर्शनो की प्राप्ति मौज पर छोड़ 
दे, राधास्वामी दयाल जब जब और जैसे २ जिस २ 
जीव के वास्ते मुनासिब होगा, वक्तन फवक्तन दया 


| ३]... तीसरा भागा. [३१ | भाग 


फरमावेगे यानी किसी को अक्सर और किसी को कभी 
कभी स्वरूप का दर्शन देते रहेंगे। 


१७ - मुवाफिक ख्वाहिश के हर रोज़ और हर वक्‍त 
जब मन चाहे दर्शन मिलने में बड़ी आसानी अभ्यास की 
होती है और प्रेम भी जल्द बढ़ता है पर यह हालत थोड़े 
दिन रह सकती है, क्योकि रास्ता दूर व दराज़ है और 
वास्ते उसके काटने के विरह और शौक की तरक्की 
जरूर चाहिये और मन में बे-कली और घबराहट का 
जब लब पैदा होना वास्ते उसकी सफाई और चढ़ाई के 
जरूर है और यह बात जब लक कि दर्शन हर वक्त 
मिलते रहेंगे, हासिल न होगी। 


१८८: - और यह बात भी सलतसगियो को जानना 
जरूर है कि सच्चे परमार्थ के हासिल करने के वास्ते 


सच्चे गुरू का संग चाहिये। जो सत सतगुरु न मिले तो 
जो कोई प्रेमी सतसंगी उनसे मिला हुआ मिल जावे 
और वह साधना कर रहा है और कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल का मंज़ूर-नज़र है यानी उस पर 
उनकी मेहर और दया है तो उसके संग से भी कारज 
बनना मुमकिन है यानी जब कोई सच्चा प्रेमी उस 
सतसंगी से, भेद और जुगत दरियाफ्त करके अभ्यास 
शुरू करेगा, तो उसको राधास्वामी दयाल अपने चरनों 
मे लगावेगे और अन्तर और बाहर परचे देकर उसकी 
प्रीत और प्रतीत को बढ़ावेगे, इससे उस सच्चे प्रेमी को 
यकीन हो जावेगा कि कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल 
ने उसको मज़ूर और कबूल फरमाया यानी अपना कर 
लिया और दिन-दिन उसकी दुरुस्ती करते जाते हैं, 
फिर उसको मुनासिब होगा कि उसी प्रेमी सतसंगी का 


| ३२] प्रेमपत्रराधा्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


सलसग करे जाय और जो जाहरी समझ बूझ और 
मदद दरकार होवे, उससे लिये जावे, वह आप चल 
रहा है और उसको भी संग-संग चलाता जावेगा और 
एक दिन दोनों धुर घर में पहुँच जावेंगे। 


१९ - अक्सर सत्तसंगी अभ्यासी इस बात की 
जल्दी करते हैं कि हमारी सुरत एक दम चढ़ा दी जावे 
या कि कोई मुकाम हमको खुल जावे। यह चाह तो 
अच्छी है, लेकिन उसके पूरे होने के लिये जल्दी और 
इज्तराबी और घबराहट नहीं चाहिये क्योकि यह काम 
आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त बनेगा और जल्दी मे नुकसान 


होगा। 


२० - मालूम होवे कि सुरत की धार से तमाम बदन 
चैतन्य है और जिस कदर वह धार सिमट कर ऊपर 
की तरफ चढ़ती जावेगी, उसी कदर पिंड खाली होता 
जावेगा या आकि उसमें कमी होती जावेगी, सो ऐसी 
कमी की बरदाश्त यकायक नहीं होगी, लेकिन जो 
आहिस्ता २ चढ़ाव और उतार होगा तो उसमें किसी 
किस्म का हर्ज देह की कार्रवाई और उसकी सम्हाल में 
वाकै नही होगा और जो मुख्य अंग मन और सुरत का 
एक दम या जल्दी स्विच जावेगा, तो देह की सम्हाल 
जैसी चाहिये वैसी नही हो सकती और न दुनिया के 
कारोबार मे मन लगेगा यानी ऐसे अभ्यासी का बर्ताव 
यक-लरफी हो जावेगा, बल्कि परमार्थ भी आइन्दा 
दुरुस्ती से नहीं बनेगा और बे-होशी ज्यादा गालिब 
होकर आगे का रास्ता बन्द हो जावेगा,फिर वह शख्स 
न स्वार्थ के काम का रहा और न परमार्थ का, दोनों 
कामों में भारी इर्ज और नुकसान हो गया। इस वास्ते 


| ३]... तीसरा भागा. [३३ | भाग 
ऐसी चाल संत नहीं चलाते, उनको जीव को आहिस्ता 
आहिस्ता चला कर धुर मंजिल में पहुँचाना मज़ूर है, न 
कि रास्ते में अटका कर छोड़ देना। 

२१ - इस वास्ते कुल्ल अभ्यासी सलसगियो को 
मुनासिब है कि ऐसी जल्दी कि जिसमें उनका काम 
बिगड़े, न करें और जैसे २ उनको राधास्वामी दयाल 
कभी २ रस और आनन्द और कभी २ विरह और 
बे-कली देकर चलावें, उसी तरह चलते जावें और 
अपनी तरक्की के वास्ते जब २ दिल चाहे, अर्ज मारूज 
भी करते रहें। पर निरास होकर अभ्यास में सुस्त और 
ढीले न हो जावें और अपने प्रेम को रूखा फीका न होने 
दे। 


२२ - यह मन अपने निज घर को जुगान जुग से 


भूल कर माया और उसके पदार्थों में लिपट कर उलटी 
चाल और ढाल में बर्त रहा है, सो जब तक इसकी पूरी 
सफाई न होगी, तब तक अन्तर में आँख नहीं खोली 
जावेगी लेकिन गौण यानी समान अंग से सुरत की 
चढाई बराबर कराई जाती है और इसी तौर से रास्ता 
खुलता और साफ होता जाता है ओर जब मन की पूरी 
गढ़त हो जावेगी और सुरत को ताकत बरदाश्त रस 
और आनन्द ऊँचे देश की आ जावेगी, तब राधास्वामी 
दयाल अपनी मेहर और दया से थोड़ी बहुत अन्तर में 
आँख खोलेंगे और ताकत भी देवेंगे यानी प्रेम बहुत बढ़ा 
देंगे कि जिस से यह सुरत अन्तर मे बहुत तेज़ चलने 
लगेगी और आसानी के साथ रास्ता जल्द तै होता 
जावेगा और तब ही इसको पूरी-पूरी महिमा सत्तपुरुष 
राधास्वामी दयाल और उनके शब्द और उनकी जुगल 


| ३४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
की ज्यों की त्यो समझ मे आवेगी और फिर शान्ति और 
निःचिन्ती और गहरा आनन्द भी हासिल होगा। 

२३ - जब लक कि ऐसी गल और हालत हासिल 
होवे तब तक अभ्यासी सलसंगी को मुनासिब है कि 
अपना अभ्यास धीरज धर कर प्रीत और प्रतीत के साथ 
करे जावे और आहिस्ता २ अपनी तरक्की देखता जावे 
और तरक्की का निशान यह हे कि अभ्यासी के मन में 
दिन २ प्रीत और प्रतीत राधास्वामी दयाल और उनके 
शब्द और जुगल की बढ़ती जावे और दुनिया और 
उसके भोगों और कुटुम्ब परिवार की मुहब्बत कम होती 
जावे। 


२४ - प्रेमी सलसगी को इस बात का भी लिहाज 
रखना चाहिये कि कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल से 


सिवाय उनके और उनके चरनो की प्रीत और प्रतीत के 
और कुछ न माँगे। वाजबी ज़रूरत के वास्ते जो सामान 
दरकार है, उसके माँगने में कुछ हर्ज नहीं है, मगर 
और मुआमलों मे अपनी ख्वाहिश या माँग का पेशा 
करना मुआफिक कायदे भक्ति के ना-मुनासिब है, लेकिन 
जो मन किसी वक्‍त और किसी हालत में धीरज और 
सबर न लावे तो बाद करने अपने मामूली अभ्यास के, 
जो कुछ कि चिन्ता या फिक्र या चाह दिल मे होवे, 
उसको बे-लकल्लुफ चरनो मे राधास्वामी दयाल के अर्ज 
करके प्रार्थना करे और जहूर उसके नतीजे का उनकी 
मौज पर छोड़ दे और जो उसकी भक्ति सच्ची है तो 
किसी खास मुआमले में अगर वह हठ के साथ अर्ज 
करे तो भी कुछ मुज़ायका नहीं। राधास्वामी दयाल 
अपनी मेहर और दया से जो मुनासिब समझें तो 
| उसकी हठ को भी पूरा कर सकते हैं ओर मामूली अर्ज | 


| ३] तीसराभाग [३५ | भाग 

को भी मजूर कर सकते है। इस वास्ते मॉगना कतई 
मना नहीं किया गया, लेकिन इस कदर अहतियात 
चाहिये कि जो माँग पूरी न होवे या सतसंगी की 
ख्वाहिश के मुआफिक काम न बने तो उनसे बे-मुख न 
हो जावे और जो कुछ कि मौज से होवे उसी में 
मसलहल और अपना असली फायदा समझ कर धीरज 
और सब्र और सन्तोष के साथ बरदाश्त करे | 


२५ - जब कभी कोई चिन्ता या तकलीफ पेश आवे 
तो उस वक्त मुनासिब है कि ध्यान या भजन में बैठ 
कर पहिले अपनी चिन्ता या तकलीफ का हाल अर्ज 
करे और फिर अपने मन और सुरत को समेट कर 
जिस कदर बन सके, स्वरूप या शब्द या दोनों में लगा 
देवे, तो उसको थोड़ी बहुत शान्ति या सब्र या ताकत 


बरदाश्त की जरूर हासिल होगी । 


२६ - उत्तम दरजे की भक्ति का कायदा यह है कि 
भक्त यानी प्रेमी सलसगी का किसी किस्म की अपनी 
चाह या किसी चीज में गहरा बन्धन न रहे और अपने 
भगवन्त यानी कुल्ल-मालिक को सर्व समर्थ और 
अन्तरजामी और अपना सच्चा हितकारी और हर वक्त 
का मददगार समझ कर नि:चिन्त रहे और अपने 
मालिक के चरनो के प्रेम में हर वक्त मगन रहे और 
जब लब चरन रस लेता रहे। लेकिन यह हालत हर एक 
की एक दम नहीं हो सकती । आहिस्ता २ सतसंग और 
अभ्यास और भक्ती करके दुनिया के ख्याल और चाहे 
और बन्धन और चिन्ता कम और हलके होते जावेंगे 
और उसी कदर राधास्वामी दयाल की सरन पक्की 
होती जावेगी और उनकी दया का भरोसा मज़बूत 
होला जावेगा सो जब तक कि हालत पूरन प्रेम की | 


| ३६]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


हासिल होवे तब तक जब २ अभ्यासी भक्त के मन मे 
जो चाह जरूरी समान की उठे या कोई तकलीफ या 
चिन्ता सलावे, उस वक्‍त जो वह अपना हाल चरनो मे 
अर्ज करे या कोई माँग माँगे तो कुछ मुज़ायका नही है, 
राधास्वामी दयाल अपनी मेहर से कच्चे लेकिन सच्चे 
भक्त की सम्हाल जिस कदर मुनासिब है आप फरमावेगे 
और जब २ मुनासिब समझेगे, उसकी अर्ज और माँग 
भी मज़ूर करेंगे और जो मजूर करना मुनासिब नहीं 
होगा, तो (जो मुनासिब होगा) उसकी वजह यानी 
मसलहत भी उसको जतावेंगे, जिससे उसको ताकत 
बरदाश्त की हासिल होवेगी और किसी वक्‍त और 
हालत में अधीर और बे-सब्र नहीं होगा पर शर्त यह है 
कि जब से वह राधास्वामी दयाल की सरन मे आया, 
कोई नाकिस यानी पाप कर्म जान बूझ कर न करे और 
अपना व्यवहार और बर्ताव उनके हुकुम के मुवाफिक 
जहाँ तक बन सके दुरुस्त करे। 


२७ - और मालूम होवे कि बहुत सी तकलीफों और 
बलाओ को जोकि अभ्यासी सतसगी के पिछले कर्मो के 
असर से आयद होती हैं बाला २ अपनी मेहर और दया 
से टाल देते हैं या सूली का काँटा कर देते हैं कि 
जिनकी उसको खबर भी नही होती, ओर बहुत से कर्मो 
को सहज में बाहर या अन्तर अभ्यास में भुगतवा देते हैं 
कि जिनकी बहुत थोड़ी झड़प इसको मालूम होती है 
और उन कर्मो के पूरे असर की खबर भी नही होती, 
डस सबब से हरदम सतसंगी अभ्यासी को उनकी दया 
का शुकराना वाजिब है। इसी तरह सिर्फ सतसंगी 
अभ्यासी के नहीं, बल्कि उसके प्यारौ और नजदीक के 
रिश्तेदारों के भी कर्म बहुत रियायत के साथ काटे जाते 


| ३] तीसराभाग [३७ | भाग 


हैं कि जिससे उनको और सतसंगी अभ्यासी को बहुत 
कम तकलीफ व्यापती है और बहुत रफाहियत यानी 
बचाव और सँभाल उन कर्मो के भुगताने मे राधास्वामी 
दयाल अपनी दया से फरमाते हैं। ऐसी दया का हाल 
हर एक सतसंगी को मालूम भी नही होता यानी जताया 
नहीं जाता है, लेकिन जो कोई अपने रोजमर्रा के हाल 
और मन और इन्द्रियो की चाल और दया की सम्हाल 
की निरख परख करते रहते है, उनको थोड़ा बहुत हाल 
दया और रक्षा का मालूम होता रहता है और वे ही 
तहे-दिल से शुकराना बजा लाते हैं। 


२८ - प्रेमी सलसगी को मुनासिब और लाज्िम है 
कि जो वह भजन की तरक्की और रस चाहे, तो 
अपना ससारी व्यवहार और परमाथी बर्ताव, दोनों को 
मुवाफिक हुक्म के, जिस कदर बन सके, दुरुस्त करे 
और इस बात की होशियारी रकखे कि जहाँ तक 
मुमकिन होवे उसके हाथ से अपने मतलब के लिये 
किसी को दुख और तकलीफ न पहुँचे और आम तौर 
पर प्रीत और दया भाव का बर्ताव सब के साथ रहे। जो 
लोग कि राज दरबार में नोकरी करते हैं और वहाँ 
उनको लोगो को दड और सजा देनी पड़ती हे या 
किसी के साथ नरमी और किसी के साथ सख्ती से 
बर्ताव करना पड़ता है, तो मुवाफिक कानून के अमल 
दरामद करने में कुछ मुजायका नहीं है, लेकिन जो 
मुनासिब तोर पर थोड़ा दया का अग उस बरताव में सग 
रहे लो बेहतर है। 


२९ - इसी तरह परमार्थ के बर्ताव में मुख्यता 
मालिक के चरनो में प्रीत और प्रतीत की है। बगेर 


| ३८]. प्रेमपत्रराधा्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


इसके न तो सरन दुरुस्त हो सकती है ओर न अभ्यास 
थोड़े बहुत प्रेम के साथ बन सकता है। इस वास्ते हर 
एक काम में राधास्वामी दयाल की दया और मौज का 
आसरा रखना मुनासिब और जरूर है और फिज़ूल 
लरगो ससारी भोग और बिलास और नामवरी बगेरा से 
जहाँ तक बन सके अपना बचाव रखना लाजिम है कि 
जिससे अपने हिरदे में मलीनता न बढ़े और भजन में 
विघ्न वाके न होवे। 


३० - जो इन दो शब्दों का पाठ रोजमर्रा थोड़ी 
होशियारी के साथ एक दफे नेम से कर लिया जावे, तो 
यकीन होता है कि राधास्वामी दयाल की दया से 
गाफलल और भूल कम होवेगी और बहुत से कामों में 
अहतियात बन आवेगी और जो कोई कसर का काम 
डत्तिफाक से या अन-जाने बन पड़ेगा तो उसकी खबर 
जल्द हो जावेगी और पछताने और प्रार्थना करने से 
उसका नाकिस असर जल्द दूर हो जावेगा और आइन्दा 
को होशियारी बढ़ती जावेगी । 


३१- इन शब्दों में जहाँ लफ़्ज “गुरू” का आया है, 
उससे मतलब सिफ देह धारी गुरु से नहीं, बल्कि 
कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल से है यानी गुरु लफ्ज़ 
से मतलब कुल्ल-मालिक और नर स्वरूप गुरु से है 
और वह दोनों शाब्द यह हैं। 


शब्द १ 
चेतो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूँ।।१।। 
गुरु तो पूरा ढूँढ़ तेरे भले की कहूँ।।२।। 
शब्द रता गुरु देख तेरे भले की कहूँ।।३।। 
तिस गुरु सेवा धार तेरे भले की कहूँ।।४।। 


| ३] तीसराभाग [३९ | भाग 
गुरु चरनामृत पी तेरे भले की कहूँ।।५।। 
गुरु परशादी खाव तेरे भले की कहूँ।।६।। 
गुरु आरत कर ले तेरे भले की कहूँ।।७।। 
तन मन भेंट चढ़ाव तेरे भले की कहूँ ।।८।। 
बचन गुरु के मान तेरे भले की कहूँ।। ९।। 
गुरु को कर परसन्न तेरे भले की कहूँ।।१०।। 
नित्त भजन कर नेम तेरे भले की कहूँ।।११।। 
जीव दया तू पाल तेरे भले की कहूँ।।१२।। 
दुक्ख न दे तू काय तेरे भले की कहूँ।।१३।। 
बचन तान मत मार तेरे भले की कहूँ। १४ || 
कड़वा तू मत बोल तेरे भले की कहूँ।।१५ |। 
सब को सुख पहुँचाव तेरे भले की कहूँ। ।१६।। 
नाम अमी रस पीव तेरे भले की कहूँ ।।१७।। 
सील क्षमा चित राख तेरे भले की कहूँ। १८ || 
संतोष विवेक विचार तेरे भले की कहूँ।।१९।। 
काम क्रोध को त्याग तेरे भले की कहूँ। २० || 
लोभ मोह को टार तेरे भले की कहूँ।।२१।। 
दीन गरीबी धार तेरे भले की कहूँ।।२२।। 
संतों से कर प्रीत तेरे भले की कहूँ।।२३ || 
भोजन बहुत न खाव तेरे भले की कहूँ।।२४।। 
सतसग में तू जाग तेरे भले की कहूँ।।२५ || 
मान बड़ाई छोड़ तेरे भले की कहुँ।।२६।। 
भोग बासना जार तेरे भले की कहूँ।।२७।। 
सम दम हिरदे धार तेरे भले की कहूँ। ।२८।। 
बैराग भक्ति ना छोड़ तेरे भले की कहूँ।।२९।। 
गुरु स्वरूप धर ध्यान तेरे भले की कहूँ। ।३०।। 
गुरु ही का जप नाम तेरे भले की कहूँ।।३१।। 
गुरु अस्तुत कर नित्त तेरे भले की कहूँ।।३२।। 


| ४०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
गुरु से प्रेम बढ़ाव तेरे भले की कहूँ।।३३।। 
तीरथ मूरत भर्म तेरे भले की कहूँ।।३४।। 
जात अभिमान बिसार तेरे भले की कहुँ।।३५।। 
पिछलो की तज टेक तेरे भले की कहूँ।।३६।। 
वक्‍त गुरू को मान तेरे भले की कहूँ।।३७।। 
तीरथ गुरु के चरन तेरे भले की कहूँ।।३८।। 
गुरु की सेवा बर्त तेरे भले की कहूँ।।३९।। 
विद्या गुरु उपदेश तेरे भले की कहूँ।।४०।। 
और विद्या पाखड तेरे भले की कहूँ।।४१।। 
लीक पुरानी छोड़ तेरे भले की कहूँ।।४२।। 
जो गुरु कहें सो मान तेरे भले की कहूँ।।४३।। 
मारग ज्ञान न धार तेरे भले की कहूँ।।४४।। 
भक्ती पथ सम्हार तेरे भले की कहूँ।।४५।। 
सुरत शब्द मत ले तेरे भले की कहूँ।।४६।। 
सुरत चढ़ा नभ माहि तेरे भले की कहूँ। ।४७।। 
गगन तिरकुटी जाव तेरे भले की कहूँ।।४८।। 
दसवें द्वार समाव तेरे भले की कहूँ।।४९।। 
भँवरगुफा चढ़ आव तेरे भले की कहूँ।।५०।। 
सत्तलोक धस जाव तेरे भले की कहूँ।।५१।। 
अलख अगम को पाव तेरे भले की कहूँ। ।५२।। 
राधास्वामी नाम धियाव तेरे भले की कहूँ।।५३।। 
भटक अटक सब तोड़ तेरे भले की कहूँ। ।५४।। 
टेक पक्ष गुरु बाँध तेरे भले की कहूँ।।५५।। 
शब्द २ 

गुरू की मौज रहो तुम धार। 

गुरू की रजा सम्हालो यार।।१।। 

गुरू जो करें सो हित कर जान। 

गुरू जो कहें सो चित धर मान।।२।। 


| ३]... तीसरा भागा. [३१ | भाग 


शुकर की करना समझ विचार। 
सुक्ख दुक्ख देंगे हिकमत धार | |३।। 
ताड़ और मार करे सोइ प्यार। 

भोग सब इन्द्री रोग निहार।।४।। 
कहूँ क्या दम दम शुकर गुज़ार। 

बिना उन और न करने हार।।५।। 
दुखी चित से न हो दुख लार। 
सुखी होना नहीं सुख जार।।६।। 
बिसारो मत उन्हें हर बार। 
दुक्ख और सुक्ख रहो उन धार ।।७।। 
गुरू और शब्द यह दोउ मीत। 

नहीं कोई और इन धर चीत।।८।। 
यही सतपुर्ष यही करतार। 
लगावें तोहि इक दिन पार।।९।। 
बिना उन कोई नही ससार। 

देव मन सूरत उन पर वार।।१०।। 
करें वह नित्त तेरी सार। 

तेरे तन मन के हैं रखवार।।११।। 
शुकर कर राख हिरदे धार। 
मिटावे दुक्ख सबही झाड़।।१२।। 
करें क्या मन तेरा नाकार। 

नहीं तू छोड़ता विष धार।।१३।। 
भोग में गिरे बारम्बार। 

न माने कहन उनकी सार।।१४।। 
इसी से मिले तुझको दड। 

नहीं तू मानता मति मंद।।१५।। 
सहो अब पड़े जेसी आय। 
करो फर्याद गुरु से जाय।।१६।। 


| ४२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
पकड़ फिर उन्हीं को तू धाय। 
करेंगे वोही तेरी सहाय।।१७।। 
बिना उन और नहीं दरबार। 
रहो उन चरन में हुशियार।।१८।। 
गुनह तुम किये दिन और रात। 
गुरू की कुछ न मानी बात।।१९।। 
इसी से भोगते दुख घात। 
बचावेगे वही फिर तात।।२०।। 
रहो राधास्वामी के तुम साथ। 
लगे फिर शब्द अगम तुम हाथ।।२१।। 


बचन छ 


शब्द की महिमा और हर जगह रचना में 
उसकी कार्रवाई का वर्णन और यह कि उसी 
के वसीले से जीव का सच्चा और पूरा 
उद्धार सत सतगुरु की दया से मुमकिन है। 
और किसी तरह से धुर पद में पहुँचना और 
जनम मरन से सच्चा छुटकारा मुमकिन नहीं 


है । 


१ - इस दुनिया में जो नज़र गौर से देखा जाता 
है तो मालूम होता है कि कुल्ल कार्रवाई सुरत चैतन्य 
की है जो एक एक पिंड मे बेठ कर उस पिंड की 
सम्हाल और भी दुनिया का कारज और व्यवहार कर 


रही है। 


२ - हरचद जीवों की चाह ओर प्रतीत अनेक किस्म 
के जड पदार्थो मै, जैसे खाने पीने पहिरने ओढ़ने और , 


| ४]... तीसरा भागा. [४३ | भाग 


आरायश* और नुमायश? के सामान वगैरा में है, लेकिन 
मुख्यता सब की चैतन्य स्वरूपों में है यानी सुरत चैतन्य 
से सब कोई प्रीत करते हैं और इनमें से विशेष चैतन्य 
यानी मनुष्य स्वरूप मे अधिक भाव और प्यार किया 
जाता है यानी उस का अदब और इुक्म-बरदारी और 
उसी से अपनी बहुत-सी कार्रवाई में मदद की आसा 
रखते हैं और उसी को सब से बडा (जैसे 
बादशाह और महाराजा वगेरा) समझ कर उसकी 
निहायत दरजे की ताबेदारी करते हैं और इसी मनुष्य 
स्वरूप में (जैसे स्त्री और पुत्र और दोस्त) निहायत 
दरजे की मुहब्बत करते हैं । 


३ - जड़ पदार्थो में, और सिवाय मनुष्य शारीर के 
और जानदारों मे, प्रीत कारज मात्र होती है, यानी जो 
काम उनसे निकलता है या उनसे लेना है या उनके 
वसीले से बनता है, उसी मुवाफिक उन पदार्थो और 
जानदारों की खातिरदारी और सम्हाल और रक्षा की 
जाती है, लेकिन मनुष्य स्वरूप में प्रीत भी जेसा जेसा 
मौका है, गहरी की जाती है और मन में उसका भय 
और भाव भी ज्यादा रहता है और जहाँ कोई अपने से 
बड़ा या बहुतेरों से बड़ा शुमार किया जाता है, उसकी 
हुकुम-बरदारी और रजामदी का ख्याल बहुत भारी दिल 
मे रहता है। 


४ - अब ख्याल करो जो आम जानदार है और 
मनुष्य स्वरूप, चैतन्य का निज रूप कहा है, जो गौर 
किया जाय तो मालूम होगा कि इन सब का निज रूप 
शब्द स्वरूप है यानी शाब्द उस चैतन्य सुरत का जो 


१- सजावट। २- दिखावट 


| ४४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 

इन सब में मौजूद है, सिर्फ जहूरा ही नहीं बल्कि 
निशान और सबूत सुरत चैतन्य की मौजूदगी का है,तो 
इससे साबित हुआ कि सुरत चैतन्य जो जौहर है और 
कुल्ल पिंड का जिस मे वह आन कर बैठी है, मुतहरिंक 
यानी प्रेरक है, उसका जाहिरी रूप शब्द है और सब 
कोई शब्द को ही मान रहे है और शाब्द ही की सेवा 
और ख़ातिरदारी और हुकुम बरदारी कर रहे हैं और 
शब्द ही के साथ प्रीत और शब्द ही का भय और भाव 
कर रहे हैं और शब्द ही के वसीले से आराम और 
तकलीफ पाते है और शाब्द ही के सयोग और वियोग 
में सुखी दुखी होते हैं। 

५ - खुलासा यह है कि इस रचना में कुल्ल 
कार्रवाई शब्द की है यानी जितने काम कि हो रहे हैं या 
जारी किये जाते हैं, सब शब्द के वसीले से होते हैं और 
शब्द ही उन सब का करता है यानी जितने इलम और 
हुनर और कारीगरी और सब तरह का सामान और 
असबाब और कलें वगैरा जो दुनिया में मौजूद हैं, सब 
शब्द स्वरूपी सुरत चैतन्य के बनाये हुये ओर पैदा किये 
इये है ओर जाहिरी सम्हाल और इन्तिजाम इस दुनिया 
का शब्द स्वरूपी चैतन्य सुरतें कर रही हैं और असल 
में उसी शाब्द स्वरूप को सब मान रहे हैं और आप भी 
सब जानदार शाब्द स्वरूप हैं। 

६ - अब समझना चाहिये कि जैसे इस लोक की 
रचना में शाब्द की ही मुख्यता है और कुल्ल कार्रवाई 
उसी के आसरे चल रही है, ऐसे ही ऊँचे लोको में 
बल्कि कुल्ल रचना में भी शब्द स्वरूपी चैतन्य के 
वसीले से कुल्ल कार्रवाई हो रही है ओर जहाँ जिस का 


| ४]... तीसरा भागा. [३६५ | भाग 


मेला होता है या हो रहा है, शब्द स्वरूप के ही वसीले 
से होता है और कुल्ल चैतन्य रचना शब्द स्वरूप है 
और सर्व शक्ति और ज्ञान और समर्थता, उसी शब्द 
स्वरूप में धरी हुई है और शब्द ही कुल्ल रचना का 
जौहर और करतार और रक्षक है। 

७ - जो कि हर एक लोक और कुल्ल रचना में 
शब्द स्वरूपी सुरत चैतन्य ही की कार्रवाई है और यह 
मुवाफिक रूपों यानी पिंडों के बे-शुमार हैं, तो जो कि 
इन सब का भंडार है यानी जहाँ से कि सब आई हैं, 
वह सर्व समर्थ और सर्व ज्ञानी और सर्व करता और 
सर्व रक्षक हुआ। उसको सत कुल्ल-मालिक राधास्वामी 
दयाल कहते हैं और जो कि सर्व सुख और आनन्द और 
रस सुरल चैतन्य की धार के वसीले से हासिल होते हैं, 
तो वही कुल्ल-मालिक सर्व सुख और सर्व आनद और 
सर्व रसों का भडार हुआ और सब सुरतें जहाँ २ जैसे 
२ पिंड में बैठ कर कार्रवाई कर रही हैं, वे उस 
कुल्ल-मालिक की जिसको महा सिध और महा सूरज 
कहना चाहिये, बुँदे और किरनें हैं, इस वास्ते उनका 
ज्ञान और शक्ति और समर्थता और आनन्द भी अल्पज्ञा 
यानी थोड़ा है और वह कुल्ल-मालिक इन सब बातों का 
अथाह और अपार खजाना और भडार हे। 


८ - अब जो कोई सुरत चैतन्य इस हकीकत को 
समझ कर चाहे कि परम आनद और पूरन सुख और 
परम ज्ञान को प्राप्त होवे और रूप यानी पिंड की 
लकलीफो और उसके वक्‍तन फवक्तन भाव और अभाव 
यानी जनम मरन के दुख सुख से बच जावे, तो उसको 
चाहिये कि चैतन्य धार को जो कि शाब्द की डोरी है, 


4 


| अ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


पकड़ कर अपने भडार यानी कुल्ल-मालिक के चरनों 
की तरफ चलना शुरू करे, तो आहिस्ता २ एक दिन 
धुर पद में पहुँच कर अपना काम पूरा बना लेगी और 
इस शाब्द की डोरी को पकड़ कर चलने की जुगल, 
संत सतगुरु से जो धुर धाम के भेदी है और आप रास्ता 
तै करके यानी शाब्द की धार पर सवार होकर वहाँ 
पहुँचते है या साध गुरू से जिन्होंने सत सतगुरु से मिल 
कर और भेद और जुगल चलने की उनसे लेकर कुछ 
रास्ता तै किया है और आगे चल रहे हैं और पहुँचनहार 
हैं, हासिल होगी। 


९ - उस कुल्ल-मालिक को अरूप और अपार और 
अनन्त कहते हैं और उससे जो शाब्द की धार आदि में 
प्रकट हुई, उसी ने नीचे उतर कर किसी स्थान पर रग 


रूप और रेखा धारन की और फिर वहाँ से नीचे 
रूपवान रचना होती चली आई और ज्यादा नीचे उतर 
कर रूपों में विचित्रता यानी अनेक किसमें इस कदर हो 
गई कि जिनका ब-खूबी शुमार नहीं हो सकता। अब जो 
कोई कि रूपधारी हे और इस तरफ से निज धाम की 
तरफ चलना और वहाँ पहुँचना चाहे, तो दरजे-ब-दरजे 
रूपो के आसरे आसानी से शब्द की धार पर सवार 
होकर रास्ता तै कर सकता है और इस रूप से मतलब 
उस स्वरूप से है कि जो हर एक दरजे या मडल में 
उस मडल और नीचे की रचना का धनी और मालिक 
है। इस तरह एक मडल से दूसरे मडल में चढ़ाई यानी 
पहुँचना मुमकिन है और जब आखिरी स्वरूप के मडल 
में पहुँच जावेगा, तब वही स्वरूप अरूप पद को 
लखावेगा और उसमे पइ्ुचावेगा। 


| ४]... तीसरा भागा. [४७ | भाग 

१० - जो कि अरूप पद अथाह और अपार है और 
वह ऊंचे से ऊँचे या गहरे से गहरे देश में विराजमान 
है और उसके नीचे या बाहर की तरफ किसी स्थान से 
रूपवान रचना शुरू होकर दूर तक बढ़ती और फेलती 
चली गई है और वह अरूप चैतन्य, स्वरूपों में गुप्त 
होकर, सब जगह मौजूद है और शब्द स्वरूप से सब 
जगह प्रकट हो रहा है, इस वास्ते जो कोई नीचे या दूर 
की रचना से इरादा पहुँचने अरूप पद का करे, तो जब 
तक वह शब्द को पकड़ कर जितने परदे या स्वरूप 
जो बीच में हायल हैं, उनसे मिल कर रास्ता तै करता 
हुआ न चलेगा, तब तक उस कुल्ल-मालिक से जो 
अरूप और अपार और अनन्त है, नहीं मिल सकता 
और न उस पद में और किसी तरह से पहुँच सकता 
हे। 

११ - जिन लोगों ने कि कुल्ल-मालिक के अरूप 
और स्वरूप की महिमा सुन कर और स्वरूप का 
हद-दार और एक-देशी होना समझ कर उसका निरादर 
किया और अरूप में ही एक दम पहुँचने का इरादा 
करके किसी किस्म का जतन शुरू किया, तो उन्होने 
धोखा खाया और जिस देश मे कि वे रूप धर कर पैदा 
हुये, उसी मंडल के स्वरूप के पीछे जो अरूप है, उस 
मे समाये और वह अरूप माया के गिलाफ से ढका हुआ 
है यानी उसी में से सब रचना का मसाला जो उस 
मंडल में हो रही है, निकलता है, इस वास्ते जो सुरते 
कि इस अरूप में समाई, वे देर या अबेर फिर देह 
धर कर प्रकट यानी पैदा होती है, इसी तरह जहाँ तक 
कि रूपवान रचना है, वहाँ के स्वरूप और अरूप में 
h थोड़ी बहुत माया, चाहे लतीफ है या कसीफ, खोल या | 


| ४८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


गिलाफ होकर, मिली है और निर्मल अरूप सिर्फ 
निर्माया देश मे प्रकट है और बाकी सब जगह जैसा कि 
ऊपर कहा गया, थोड़ी या बहुत लतीफ या कसीफ 
माया से ढका हुआ है। 


१२ - खुलासा यह कि जब तक कोई एक मंडल के 
स्वरूप से दूसरे मंडल के स्वरूप लक और इसी तरह 
से सब मडलो को जहाँ स्वरूप मौजूद है, तै करके 
यानी कुल्ल माया के घेर के पार न पहुँचेगा, तब तक 
सच्चे अरूप का दर्शन नहीं पावेगा, इस वास्ते जिन्होने 
अरूप को सर्व व्यापक मान कर जिस मडल मे कि वह 
पैदा हुये, वही के रूप का अभाव करके अरूप में 
समाये, तो वह उस परदे मे रहे जहाँ से रचना उस 
मडल की जारी है और इस सबब से जनम मरन से 
उनका छुटकारा नहीं हुआ और इस वास्ते उनका 
सच्चा उद्धार भी नहीं हुआ। जितने ज्ञानी और सूफी 
और वेदान्ती और फैलसूफ हुए या अब मौजूद हैं, उन 
सब का यही हाल समझना चाहिये ओर उनका यही मत 
है कि जहाँ वे हैं, वहाँ के नाम रूप को मायक और 
मिथ्या समझ कर और उसकी तरफ से चित्त को हटा 
कर, वही के अरूप मे जोड़ते हैं और उसी को सिद्ध 
करते हैं और उसी को आत्मा यानी अपना स्वरूप 
कहते है और परमात्मा यानी कुल्ल-मालिक से उसकी 
एकता करते हैं। 

१३ - यह बात अब ज्यादा खोल कर कही जाती हे 
कि असली अरूप पद से जो आदि धार आई, वही सब 
रचना की कर्ता है और उसी से अरूपी और स्वरूपी 
पद और सूक्ष्म और स्थूल रूपवान रचना दरजे-बदरजे 


| ४]... तीसरा भागा... [४९ | भाग 

उतार होकर पैदा हुई और हरचंद वह असली अरूपी 
चैतन्य सब जगह मौजूद है, पर सिवाय निज धाम के 
और सब जगह दरजे-बदरजे गिलाफो से ढका हुआ है, 
सो जब तक कि कोई नीचे के दरजे से अभ्यास करके, 
निज मुकाम तक नहीं पहुँचेगा, तब तक उसको निज 
स्वरूप यानी असली अरूपी चैतन्य स्वरूप का दर्शन 
किसी जगह नहीं हो सकता। इस सबब से जिन्होंने कि 
प्रथम ही नाम और रूप का निरादर करके अरूप की 
तरफ लगना चाहा, उन्होने बहुत धोखा खाया कि जहाँ 
वे थे वहीं के गिलाफी अरूप में समाये और जनम 
मरन के चक्कर से उनका बचाव नहीं हुआ यानी उन 
का सच्चा उद्धार नहीं हुआ क्योकि जिस सिलसिले से 
ऊपर से नीचे तक रचना होती चली आर्ड, उसी 
सिलसिले से उलटना यानी चढ़ाई मुमकिन है, और 
तरह से काम दुरुस्त और पूरा नहीं बन सकता। 


१४ - देखो इस लोक की ही रचना में सब में उत्तम 
स्वरूप मनुष्य का है और इससे नीचे की रचना में इसी 
के स्वरूप का खाका यानी आकार कमी बेशी यानी 
कुछ २ फर्क के साथ पशु और पखेरू और कीड़े मकोड़े 
वगेरा मे चला गया है। अब दरियाफ्त करना चाहिये कि 
यह मनुष्य के आकार का उतार किस स्थान से हुआ है 
यानी आदि स्वरूप कहाँ है और कितने दरजे बीच में 
है, सो जब तक यह दरजे ते करके कोई आदि स्वरूप 
के स्थान तक न पहुँचेगा, तब तक असली अरूपी पद 
में उसका पहुँचना मुमकिन नहीं है। 


१५ - खुलासा यह कि जो कोई रूपवान रचना के 
मडल में है, वह जब तक कि कुल्ल रूपवान रचना के 


2 


| ५०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 

मडल जो उस के ऊपर यानी सूक्षम से सूक्षम हैं, तै न 
करेगा, तब तक उस पद में जहाँ से कि प्रथम रूप 
प्रकट हुआ, नही पहुँच सकता। इस वास्ते हर एक 
शख्स को चाहिये कि जो नाम और रूप के मुकाम से 
हट कर अनाम और अरूप से मिलना चाहे तो भेद 
रास्ते और मंज़िलों का और जुगल चलने की भेदी से 
दरियाफ्त करके चलना और चढ़ना शुरू करे, तो एक 
दिन निज घर में पहुँच जावेगा और जो कहते हैं कि 
असली अरूप चैतन्य हर जगह मौजूद है और जो परदे 
कि बीच मे उसके और इस शख्स के स्थान यानी 
बैठक के हायल हैं, उनसे बे ख़बर हैं और न जुगल 
उनके फोड़ने यानी तै करने की जानते हैं और चलने 
चढ़ने को भरम मानते हैं वह भारी भूल और मूर्खता में 
पड़े इये हैं, उनका छुटकारा यानी सच्चा उद्धार कभी 
नही होवेगा। 

१६ - मालूम होवे कि ऊँचे से नीचे देश तक जो 
कुछ कि लतीफ और कसीफ यानी सूक्षम और स्थूल 
रचना हुई, वह जगह २ असली मौजूद है। इसमें कुछ 
शक नहीं कि जो रचना माया के घेर में है, वह हमेशा 
बदलती रहती है ओर नाशमान है। लेकिन जब तक कि 
उस रचना का सिलसिला कायम हे, जो जीव कि उस 
रचना में पैदा हुये हैं, वे वहाँ के भोगों और पदार्थो में 
और तन मन और इन्द्रियो के सग हमेशा बॅधे रहेंगे 
और जनम मरन के चक्कर में दुख भोगते रहेंगे, जब 
तक कि उस माया की रचना के घेर से बाहर न 
जावेगे | 


ऐ 


| ४]... तीसरा भागा. [५१ | भाग 


१७ - जो कोई कहे कि हमने सब भेद रचना का 
समझ लिया और माया और उसके भोग और पदार्थ, 
और भी उस रचना को जो उसके घेर में हुई है, मिथ्या 
जान कर अपना निज रूप असली अरूपी चैतन्य समझ 
लिया तो ऐसे जानने और समझने से माया के घेर से 
पार होना मुमकिन नहीं है। यह समझ बूझ लेकर 
उसको मुनासिब है कि जैसे निर्मल सुरत चैतन्य की 
धार माया के घेर में उतर कर और गिलाफों के अन्दर 
बैठ कर, मन और इन्द्रियों के वसीले से इस लोक में 
कार्रवाई कर रही है, उसको उसी तरह अभ्यास करके 
हर एक परदे को फोड़ कर उलटावे और माया के 
मडल के पार पहुँचावे, क्योंकि बिना भेद और अभ्यास 
के यह परदे फूट नहीं सकते और न सुरत अपने निज 
घर की तरफ उलट सकती है। 


१८ - और जिन लोगों ने स्वरूप की महिमा समझ 
कर उसकी उपासना की जरूरत, वास्ते पहुँचने असली 
अरूप पद, करार दी, लेकिन बजाय दरियाफ्त करने 
भेद असली स्वरूप या स्वरूपो के, जो रास्ते मे हर एक 
मंडल में वाके हैं, किसी एक या दो स्थान के स्वरूप 
की या उस पद के ओतारों के स्वरूप की नकल पत्थर 
या धात की बना कर, उसी की पूजा में अटक रहे और 
असली स्वरूप का भेद और उसके स्थान और उस मे 
पहुँचने की जुगल का खोज करके जतन न किया, वह 
भी जहाँ के तहाँ रहे और एक कदम भी रास्ता तै न 
किया, इस सबब से उन का भी उद्धार नहीं हुआ। 


१९ - इसी तरह कुल्ल जीव भूल और भरम और 
गलती मे पड़ गये और रास्ता सच्चे उद्धार का बन्द हो 


2 


| ५२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


गाया और बाजे जीव लन और मन या और २ स्थूल 
अंगों की सफाई के जतन मे जो कि सिफ सजम थे 
और निज घर का रास्ता तै करने की जुगत उनमे नहीं 
शी, लग गये और हरचद कि उन्होंने तकलीफ और 
काष्टा बहुत उठाई, पर जीव के सच्चे उद्धार की 
करनी उनसे कुछ न बनी, बल्कि और उलटे अहकारी 
और रोजगारी हो गये। 


२० - ऐसी हालत जगत की देख कर कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल जीवो पर अति दया करके सत 
सलगुरु रूप धार कर प्रकट हुये और कुल्ल भेद रास्ते 
का और हर एक स्थान के स्वरूप का और तरीका 
चलने का निहायत सहज करके जो कि लड़का जवान 
बूढ़ा और औरत और मर्द आसानी से कमा सक्ते हैं, 


आम तौर पर समझाया और सच्चे उद्धार का रास्ता 
जारी किया । अब जो कोई उसके मुवाफिक कार्रवाई 
करे, वह हर एक मडल के स्वरूपी और अरूपी मालिक 
का दर्शन करता हुआ, धुर अरूप पद में पहुँच कर, 
पूरन और अमर आनद को प्राप्त हो सकता है और 
जनम मरन की फाँसी सहज मे काट कर, अपना सच्चा 
उद्धार हासिल कर सकता है। 


२१ - इस कार्रवाई के अजाम देने के लिये, सिफ 
संत सतगुरु या साध गुरू का मिलना और उनसे 
उपदेश लेकर राधास्वामी दयाल की दया और मेहर के 
बल से प्रेम अग लेकर अभ्यास करना दरकार है। फिर 
आहिस्ता २ अपने मन और सुरत की चढ़ाई ऊँचे देशों 
मे और अपना सच्चा निरवाह होता हुआ, अभ्यासी जीव 


| ४]... तीसरा भागा. [५३ | भाग 


आप देख सकता है और आहिस्ता २ कार्रवाई करके 
आसानी के साथ एक दिन घुर पद में पहुँच सकता है। 


२२ - इस कदर बयान करना इस जगह ज़रूर है 
कि संतों ने कुल्ल रचना के तीन दरजे मुकर्रर किये। 
अव्वल दरजा निर्मल चैतन्य यानी दयाल देश जहाँ 
माया बिल्कुल नहीं है और जहाँ कुल्ल रचना रूहानी 
यानी सुरत चैतन्य की है। दूसरा निर्मल चैतन्य और 
शुद्ध माया देश, जहाँ माया प्रकट हुई और जहाँ 
ब्रह्माडी रचना यानी ब्रह्म सृष्टि है। तीसरा दरजा जहाँ 
निर्मल चैतन्य और मलीन माया है और जहाँ देवता और 
मनुष्य और चार खान की रशूल रचना है। जो रूपवान 
रचना दूसरे या तीसरे दरजे में है उसका अबेर सबेर 
अभाव यानी नाश होगा और इस वास्ते वह दरजा 
काबिल ठहरने अभ्यासी जीव के जो सच्चा उद्धार 
चाहता है, नहीं है, क्योंकि वहाँ ठहरने में चाहे वह 
ठहराव स्वरूप के आसरे होवे या अरूप मे मिल कर 
होवे, हमेशा कायम नहीं रह सकता यानी कुछ आर्से 
बाद फिर उत्थान होकर जनम लेना पड़ेगा और देह 
धारन करनी पड़ेगी और उसके साथ दुख सुख जो 
लाजमी है, सहने पडेंगे। इस वास्ते राधास्वामी दयाल 
ने फरमाया है और कुल्ल संतों का भी यही मत है कि 
जब तक सुरत निर्मल चैतन्य देश सत्त पुरुष 
राधास्वामी पद में न पहुँचेगी, तब तक पूरा उद्धार नहीं 
होगा यानी जनम मरन नहीं छूटेगा। 

२३ - इस वास्ते प्रेमी सतसंगी को मुनासिब है कि 
मुवाफिक हुक्म कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल के 
भक्ति अग लेकर हर एक स्थान के स्वरूप की (जो 

दूसरे दरजे में वाके है) उपासना यानी ध्यान करता | 


| 4४]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


हुआ, शाब्द की धार यानी डोरी को पकड़ कर चलना 
शुरू करे, तब दयाल देश में पहुँचना मुमकिन है और 
पहिले ही से अरूप और अशाब्दी स्वरूप मालिक से 
मिलने का इरादा करके और उसको हर जगह मौजूद 
यानी सर्व व्यापक मान कर कुछ अभ्यास करेगा या 
सिर्फ समझोती लेकर अपने लई पहुँचा हुआ ख्याल 
करेगा (जैसे कि विद्यावान और बाचक ज्ञानी करते हैं) 
तो वह जहाँ का तहाँ यानी माया के पेट में जहाँ कि हर 
दम रचना होती है और बिगड़ती है, पड़ा रहेगा और 
जनम मरन के बधन मे गिरफ्तार रहेगा यानी उसका 
सच्चा उद्धार हरगिज नही होवेगा। 

२४ - अव्वल दरजे यानी निर्मल चैतन्य देश मे भी 
चंद स्थान यानी मडल हैं और सिवाय सबसे ऊँचे के 
पद के जो अनन्त और अपार और अगाध है, बाकी के 
मडलों में रचना है, लेकिन वह रचना हसों की ऐन 
रूहानी है यानी वहाँ माया की मिलौनी और मलीनता 
जिस्मानी नहीं है, इस वास्ते वह रचना अमर और 
अजर और ऐन आनद स्वरूप है और काल क्लेश और 
किसी किस्म का कष्ट और दुख वहाँ नहीं है, वहाँ 
निहायत सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप है, पर वह असल में दूसरे 
दरजे के अरूप से भी ज़्यादा सूक्ष्म है और रूप का 
लफ्ज उसकी निस्बत कहना सिर्फ समझाने के वास्ते 
यानी कहने मात्र है। सो जब प्रेमी सतसंगी दूसरे दरजे 
को ते करके आगे बढ़ेगा, तो उसका रूप भी वैसा ही 
सूक्ष्म से सूक्ष्म रूहानी हो जावेगा और उसी रूहानी 
स्वरूप से अव्वल दरजे के स्वरूपो से जो असल मे 
नीचे के अरूप से ज्यादा अरूप है, मिलेगा । इस तरह 
| पर राधास्वामी मत मे प्रेमा भक्ति दयाल देश यानी | 


| ४] तीसराभाग [५५ | भाग 

अव्वल दरजे तक जारी रहेगी और उसको “भेद भक्ति” 
कहते हैं यानी स्वामी सेवक का भाव बराबर जारी रहेगा 
और जब धुर पद यानी असली अरूप से मिलेगा, तब 
उसको “अभेद भक्ति” कहते हैं और वहाँ पहुँचने पर 
प्रेमी अभ्यासी को ऐसी ताकत हासिल हो जावेगी कि 
जब चाहे जब अरूप पद में मिल कर अभेद हो जावे 
और जब चाहे जब उससे न्यारा होकर उसके दर्शन 
का आनन्द और बिलास करे। ऐसी भारी गति 
राधास्वामी मत के प्रेमी अभ्यासी को हासिल हो सकती 
है। यह ताकत और किसी मत के अभ्यासी को नीचे के 
दरजो मे जहाँ कि वे अरूप में लै हो गये, कभी हासिल 
नही हुई और न जब तक कि राधास्वामी दयाल की 
जुक्ति लेकर अभ्यास करें, हासिल हो सकती है। 

२५ - इस कदर भारी महिमा राधास्वामी यानी 
सत मत की और उसके उपदेश सुरत शाब्द मार्ग की 
है कि जिसको अब तक यानी पिछले वक्तों मे किसी ने 
न जाना और न अब इस वक्त मे कोई बगेर दया और 
सतस सत सतगुरु या साधगुरु या उनके मेली प्रेमी 
सतसंगी के जान और समझ सकता है। ऐसा आसान 
मार्ग आज तक किसी ने प्रकट नहीं किया और हकीकत 
में किस की ऐसी ताकत हो सकती है कि सिवाय 
कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल के इस उपदेश को 
जारी करता और अब भी बा-वजूदे कि निहायत दरजे 
की आसानी इस अभ्यास मे रक्खी गई है ओर ऊँचे से 
उँचे और गहरे से गहरे पद का भेद और रास्ते की 
मजिलों का हाल जो किसी को मालूम नहीँ हुआ, खोल 
कर प्रकट किया गया है लेकिन बिना दया राधास्वामी 
दयाल के किसी की ताकत नहीं कि उस अभ्यास को | 


| 4६ ] प्रेमपत्रराधास्वामीतीसराभाग | ६ ] प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग 


कर सके या उस रास्ते पर चल सके। वही जीव 
बड़भागी हैं कि जिन को राधास्वामी मत का उपदेश 
और रास्ते का भेद मिल गया है और राधास्वामी दयाल 
की दया का बल लेकर, उस की कमाई मे लगे हये हैं 
और दिन २ अपनी हालत बदलती हुई और माया के 
घेर से अपना निरवार होता हुआ देखते जाते हैं और 
प्रीत और प्रतीत चरनो में बढ़ाते हुये, आहिस्ता २ रास्ता 
तै करते जाते हैं।वे ही एक दिन धुर पद में पहुँच कर 
परम आनद को प्राप्त होकर अमर और अजर हो 
जावेगे और अपने सच्चे मालिक और सच्चे माता पिता 
राधास्वामी दयाल के दर्शन का आनद और बिलास 
देख कर अपने निज भागों को सरावेगे। 


२६ - जो कोई अपनी नर देह जो कि निहायत 


दुर्लभ और अनेक जनम नीच ऊच जोनों में धारन 
करके प्राप्त हुई है, सुफल करना चाहे यानी इसी देह 
में अपना सच्चा उद्धार होता हुआ देखना चाहे और 
धुर पद में जिसका भेद किसी मत में नहीं है, पहुँच कर 
जनम मरन से सच्चा छुटकारा चाहे, उसको चाहिये कि 
राधास्वामी मत में शामिल होकर सुरत शब्द मार्ग का 
अभ्यास विरह और प्रेम अग लेकर शुरू करे, तब 
चौरासी के चक्कर से उसका सच्चा बचाव हो जावेगा 
और एक दिन अपने निज घर मे पहुँच कर कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल का दर्शन पाकर परम आनन्द को 
प्राप्त होगा । 


|. इबचनमहात्मों के... [५७ | महात्माओं के 


बचन महात्माओं के 
(१) 


अगर्चे मन में अनेक तरंगें और गुनावनें उठती 
रहती हैं और उनका रोकना और समेटना एक-बारगी 
बहुत मुश्किल है, मगर बराबर रोज़-मर्रा अभ्यास करने 
से कोई दिन में मन किसी कदर सिमट आवेगा और 
तरंगे और गुनावने बे-फायदा नही उठेगी। इस वास्ते 
अभ्यास बिला नागा नेम से, हर रोज करना चाहिये । 
अगर फ़ुर्सत नहीं मिले तो गैर-जरूरी काम मुलतवी 
करदे, मगर अपना नित्त का अभ्यास न छोड़े यानी 
थोड़ी देर भजन और ध्यान रोजमर्रा जरूर करता रहे। 


(२) 


जो सेवक कि किसी से ईर्षा और विरोध नहीं 
रखता और सब से मित्र भाव और नम्रता के सग वर्तता 
है, और किसी शख्स या चीज मे उसके मन की पकड़ 
नहीं है और मन का अहँकार और मान जिसने बिलकुल 
छोड़ दिया है या छोड़ता जाता है और आराम और 
मेहनत जिसके नजदीक बराबर हैं और क्षमा यानी 
बरदाश्त और सब्र करना जिसकी आदत में दाखिल है 
और हमेशा मालिक के चरणों मे मिलने की जिसके 
दिल मे अभिलाषा रहती है और मन को जिसने जेर 
किया है यानी थोड़ा-बहुत काबू में लाया है और सच्चे 
मालिक के चरणो में जिसकी प्रतीत दृढ़ और मजबूत 
है और मन और बुद्धि दोनों को मालिक के चरणो पर 


| 4८]. प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग... | ८] प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग 


नौछावर कर दिया है, ऐसा सेवक मालिक का निज 
प्यारा हे। 


(३) 


जब तक धुर की दया न होगी पूरे सतगुरु नहीं 
मिलेगे। पूरे सतगुरु एक फल-दार दरख्त के मुवाफिक 
हैं कि फल भी देते हैं और साया भी करते हैं। जिस 
जमीन मे ऐसा दरख्त न हो वह जमीन ऊसर है। वहाँ 
नहीं रहना चाहिये । 


(ड) 

पूरे सलगुरु जो तवज्जह न करें, तो भी उनका 
सग नही छोड़ना चाहिये। जो सतगुरु दूसरे शख्स से 
बाल करें तो इसको यही समझना चाहिये कि मुझ से 
बोल रहे हैं। और उस बचन को अपने हिरदे में लिख 
ले क्योंकि ऐसे सतगुरु का सतसग महा दुर्लभ है। 
अगर यह बराबर उनका सलसग करता रहेगा तो एक 
दिन अजर और अमर देश में बासा पावेगा। 


(५) 


परमार्थ का हासिल होना बगेर सतगुरु के मुमकिन 
नहीं है। पर सेवक भी अधिकारी होना चाहिसे कि उन 
के बचन को चित्त देकर सुने ओर निर्मल बुद्धि से समझे 
और उसके मुवाफिक थोड़ी-बहुत करनी करे। 


(६) 


मलिक का तख्त अंतर मे है। जो कोई मालिक का 
अपने अंतर मे खोज करेगा, उसे मालिक का दर्शन 


|... इचनमहात्मों के. [५९ | महात्माओं के 
प्राप्त होगा। और जो कोई बाहर दूँढ़ता फिरेगा, उसे 
मालिक हरगिज-हरगिज नहीं मिलेगा। इसकी मिसाल 
ऐसी है कि बगल में लड़का और शहर मे ढॅढोरा। 
(७) 
मन की खासियत हे कि जो काम शौक से करता 


है, उस का रूप हो जाता है। इस वास्ते चाहिये कि 
सिवाय मालिक के, किसी चीज में सच्ची प्रीत न करे। 


(८) 


सवाल व जवाब 


(१) सवाल-सतलगुरु से क्या माॉँगना चाहिये? 
जवाब-भक्ति और प्रेम मालिक के चरनों का। 


(२) सवाल-सतलगुरु के संग क्या फर्ज है? 

जवाब-उनके हुक्म में चलना। 

(३) सवाल- उम्र क्योंकर गुज़राननी चाहिये? 

जवाब-मालिक की याद मे, ओर जहाँ तक मुमकिन 
होवे, सब को राजी रखिये, क्योकि मालिक का बचन 
है कि जो कोई मेरे जीवो को राजी रखता हे, मे उस 
से राज़ी रहता हूँ। 

(४) सवाल-आदमी को कौन काम करना बेहतर 
हे? 

जवाब--परमार्थ का कमाना। 

(५) सवाल-परमार्थ से क्या फल मिलता है? 


| ६०] प्रेमपत्रराधास्वामीतीसरा भाग | ६० |] प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग 

जवाब-पशु से आदमी और आदमी से देवता बन 
जाता है। इससे ज्यादा और बहुत बड़े दर्जे हैं, फिर वे 
हासिल होते हैं। गरज़ कि रफ्ता २ मालिक के सन्मुख 
पहुँच कर उसका निज प्यारा हो जाता है। 

(६) सवाल-सच्चे मालिक की क्यो कर पहिचान 
हो सकती है? 

जवाब-सतों की सरन लेने और उनकी जुगल के 
अभ्यास से। 

(७) सवाल-दुनिया किस को कहते हैं। 

ज्वाब-जो अत में काम न आवे और मालिक की 
तरफ से बे-मुख रक्खखे। 


(८) सवाल-मालिक की प्रसन्नता क्योंकर हासिल 
हो सकती हे? 


जवाब-सतगुरु की प्रसन्नता से। 


(९) सवाल-सतलगुरु की प्रसन्नता कैसे हासिल हो 
सकती हे? 


जवाब-उनके चरणो मे गहरी प्रीति और प्रतीत 
करने से, और जहाँ तक मुमकिन होवे, उनकी आज्ञा 
में बर्तने से, और उनकी सेवा मे तन, मन, धन का 
सोच विचार न करे। 

(१०) सवाल-सब कामों से बेहतर कौन काम है? 

जवाब--सतसंग करना और भजन करना और 
उससे फायदा उठाना। 

(११) सवाल-सब कामों में बुरा काम कोनसा है? 


2 


|. इचनमहात्मों के. [६१ | महात्माओं के 

जवाब--मालिक को भूलना और धन और भोगों की 
चाह उठाना । 

(१२) सवाल--सेवक किसको कहते हैं? 

जवाब--जो अपने लई सबसे नीच और छोटा जाने। 

कड़ी 
दीन हीन जानो अपने को। 
निपट नीच मानो अपने को।। 

और मालिक के चरणों के प्रेम में लौलीन रहे। 

(१३) सवाल--यह सिफत क्योकर हासिल हो सकती 
हे? 

जवाब--संत सतगुरु और साध के सतसंग और 
दया से, पर जो कोई सच्चा होकर लगे। 

(१४) सवाल-जीव मालिक की याद में क्यो कर 
लग सकता है? 

जवाब--मौत की याद रखने और चौरासी के डर 
से। 

(१५) सवाल--मज़िल पर क्यो कर पहुँचना चाहिये? 

जवाब--धीरज के साथ अभ्यास करना, तब कोई 
अर्स में रास्ता तै होगा। 


(१६) सवाल-गुनाह का इलाज क्या है? 


जवाब-कसूर करने पर झुरना या पछताना और 
आइन्दा को होशियार रहना। 


(१७) सवाल-एऐसा कोन शख्स है जो जहाँ जावे 
उसे सब प्यार करें? 


| ६१९] प्रेमपत्रराधास्वामीतीसरा भाग | २] प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग 


जवाब-जो हर एक से दीनता करता हैे। 

(१८) सवाल-हिम्मलवाला कौन है? 

जवाब-जो ससारी सुक्खों को छोड़ कर परमार्थ 
की कमाई करता है। 

(१९) सवाल-सच्चा हितकारी कौन है? 

जवाब-सतगुरु, जो बुराई से तुझको बचाते है और 
भलाई सिखाते हैं और सख्ती और तकलीफ मे तेरी 
सहायता और मदद करते हैं। 

(२०) सवाल-जो कोई सतसगी बेजा हरकत करे 
तो उससे क्योंकर बचना चाहिये? 

जवाब-उससे कम मिलने और बातचीत न करने 
से| 

(२१) सवाल-क्या जतन करूं कि हकीम का 
मोहताज कम होऊ? 

जवाब-कम खाओ और कम सोवो और भजन 
करते रहो। 


(२२) सवाल-क्या करूं कि सब मुझको दोस्त 
रवरबै? 


जवाब-झूँठ मत बोलो और वादा-खिलाफी मल 
करो और किसी को हाथ और जबान से मत सताओ 
और चित्त मे सब से प्यार और दीनता रक्‍्खो | 


(२३) सवाल-सेवा की कै किस्में हैं। अव्वल, तन 
की सेवा, दूसरे, धन की सेवा और तीसरे, मन की 
सेवा। 


|. इचनमहात्मों के. [६३ | महात्माओं के 
(२४) सवाल-सेवा का फल क्या है? 


जवाब--निश्चलता मन की, और निर्मलता अत-करण 
की, और प्राप्ति मेहर और दया सतगुरु की। 


(२५) सवाल-जवॉमर्द कोन है? 


जवाब-जो ससार के बिगड़ने से आजुर्दा-खातिर 
ओर तंग-दिल न होवे। 


(९) 


एकान्त मे बड़ा फायदा है, बशर्ते कि सिवाय 
मालिक के, दूसरे का ख्याल दिल में न आवे। और जो 
बाहर से एकान्त हुआ और दिल में दुनियावी खयालात 
भरे रहे, तो वह शख्स मन और शैतान के संग रहेगा। 


(१०) 

पॉच शख्सों का संग नहीं करना चाहिये (१) एक 
जो झूँठ बोलता है और अहंकारी है, (२) दूसरा, नादान 
कि जो तुम्हारे फायदे के वक्‍त तुम्हारा नुकसान करा 
देवे, (३)तीसरा, सूम कि मुनासिब वक्‍त पर तुम को 
नेक काम में खर्च न करने दे, (४) चौथा, नाकिस 
तबीयत यानी ओछा और कमीना आदमी कि जो वक्त 
जरूरत तुम्हारे काम न आवे और (५)पॉाँचवाँ, धोखेबाज़ 
कि अपना लालच देख कर लुम को नुकसान पहुँचावे। 


(११) 
जो कोई औरों को बचन सुनाने का शोक ज़्यादा 
रवरवे और अन्तर अभ्यास कम करता होवे, तो उसकी 


| ६४] प्रेमपत्रराधास्वामीतीसरा भाग | ४] प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग 


समझ ओछी है और उसका मन अंधा और नादान है 
और वह अपना वक्त मुफ्त खोता है। 


(१२) 


जो कोई दुनिया को प्यार करता है, उसको भजन 
का रस कभी नहीं मिलेगा । और जो कोई कामी है, 
उससे काल निःचित है, क्योकि उससे निर्मल परमार्थ 
की कार्रवाई कम बनेगी । 


(१३) 
ज़बान का सम्हाल कर रखना बहुत मुश्किल है 
ब-निस्बल सम्हाल धन के। यानी ना-मुनासिब ओर बेजा 
बचन जबान से नहीं निकालने चाहिये और न किसी की 
निंदा करनी चाहिये- 
दोहा 
बोली तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल। 
हिये तराजू तोल कर, तब मुख बाहर खोल।। 


(१४) 
एक औरत भक्त इस तौर पर प्रार्थना किया करती 
शी कि हे मालिक तू जो कुछ सामान दुनिया का मुझ 
को दिया चाहे, वह उनको दे जो लुझको भूले हुये हैं। 
और तू जो स्वर्ग और बैकुण्ठ के सुख मुझ को दिया 
चाहे वह उनको दे जो उन सुखो को लुझ से चाहते हैं। 
मुझ को तो लतूही चाहिये है। 


|. इबचनमहात्मों के... [६५ | महात्माओं के 

(१५) 
किसी ने शाह इबराहीम से कहा कि मुझ को कुछ 
उपदेश कीजिये। जवाब दिया कि जब तक ये छ:बातें 
न बनेगी, तब लक भक्ति पूरी न होगी। (१)पहिली, 
दुनिया के सुख और आराम की चाह छोड़ो और परमार्थ 
में मेहनत करो। (२)दूसरी, दुनिया का मान और आदर 
छोड़ो और निदा और निरादार सहो। (३) तीसरी, 
सोना कम करो और जागते रहो। (४) चौथी, धन और 
माल की चाह छोड़ो और सलोष इखितियार करो। 
(५) पाचवी, दुनिया की आशा और तृष्णा दूर करो और 
उससे अचाह हो। (६)छठी, जहाँ तक बने, कसूर न 
करो और मालिक के चरणों में प्रार्थना करते रहो कि 
कोई कसूर न बन पड़े और ऐसी करतूत बन आवे कि 

जिसमे उसकी प्रसन्नता होवे। 


(१६) 


दूसरे ने उससे नसीहत चाही 


जवाब दिया कि अगर ये पाँच बाते माने तो फिर 
तुझे इख्तियार है कि जो चाहे सो कर। (१)अव्वल, 
अपने मन से कह कि हे मन मेरे, मालिक का भजन-बदगी 
कर, नहीं तो उसका दिया हुआ रिजक यानी अन्न मत 
खा। (२)दूसरी, हे मन मेरे, जिन कामों से मालिक ने 
मना किया है, उन को मत कर, नहीं तो उसके मुल्क 
के बाहर निकल जा। (३)तीसरी, हे मन मेरे, जो लू 
पाप कर्म करना चाहता है तो ऐसी जगह जा कि जहाँ 


| ६६ ] प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भागा... | ६] प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग 


मालिक लुझको न देखे, नही लो पाप मत कर। 
(४) चौथी, हे मन मेरे, जो तू मालिक की दात में राज़ी 
न होवे तो और मालिक दूँढ़ जो लुझको बहुत देवे। 
(५)पाॉँचवी, हे मन मेरे, पहिले इससे कि मौत आवे, 
मालिक की भक्ति करले, और यह काम इसी वकत से 
शुरू कर ताकि धर्मराय के पास न जाना पड़े और 
नरकों के दुख से बचाव होवे। 


(१७) 


जो कोई अपने लई सबसे उत्तम जानता है, वह 
नीच है और जो कोई अपने को सबसे ओछा जानेगा, 
उस की सब बड़ाई करेंगे । 


(१८) 


जो दिल मे मालिक से मिलने का शोक पैदा करो 
तो उस मालिक का खौफ भी रक्खो और सब से बढ़का 
काम मन के बर-खिलाफ अमल करना है। 
कड़ी 
सत गुरु कहें करो तुम सोई। 
मन के कहे चलो मत कोई।। 
(१९) 
जो कोई मालिक को पहिचानना चाहे तो चाहिये 
कि पहिले जिस कदर बने, मन को दुनिया के खयालों 
से खाली करे, और उसकी याद में मशगूल रहे और 
उसकी सेवा में ठहरा रहे और अपनी भूल-चूक पर रोवे 
और पछतावे। 


|. इचनमहात्मों के... [६७ | महात्माओं के 
(२०) 
जब अन्तर की आँख खुलेगी, तो बाहर यानी 


लिफाफे से नजर हट जावेगी। और तब सिवाय मालिक 
के और कुछ नहीं दीखेगा। 
(२१) 
जीवों के मन तीन तरह के होते हैं मन मुर्दा, मन 
गाफिल और बीमार, और मन सही और दुरुस्त । 
मन मुर्दा, ससारियों का है जो कि मालिक का 
भजन नहीं करते हैं। मन गाफिल और बीमार, गुनहगारों 
का है जो पाप कर्म करते हैं और मन सही और दुरुस्त, 
उनका है जो हमेशा होशियार और चैतन्य रहते हैं यानी 
अपने मालिक से डरते हैं और उसका भजन करते हैं। 
(२२) 


मालिक की बदगी और भजन से एक छिन भी 
गाफिल नही होना चाहिये, क्योकि यह मन बड़ा मक्कार 
और दगाबाज है। हर वक्‍त इस जीव की घात मे रहता 
है। जरा भी काबू पाने पर इसका बे-शुमार नुकसान 
कर देता है। 


(२३) 


जो कोई लुझ से बदी करे तो उस पर तू गुस्सा 
मल कर और न उससे बदला लेने का इरादा कर, 
क्योकि परमाथी का क्षमा करने में फायदा है और बुराई 
करने वाले के साथ गुस्सा करना या बुराई के बदले में 
बुराई करने में नुकसान है। 


| ६८] प्रेमपत्रराधास्वामीतीसरा भाग | 


क 


६८ ] प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग 
दोहा 
भलयन से भला करन, यह जग का व्यौहार। 
बुरयन से भला करन, ते बिरले ससार।। 
(२४) 


एक अभ्यासी जब मरने लगा तो उसने मालिक से 
अर्ज किया कि अचरज मालूम होता है कि दोस्त की 
जान दोस्त लेवे। मालिक ने फरमाया कि ताज्जुब 
मालूम होता है कि दोस्त, दोस्त के दीदार और दर्शन 
से भागे। यह सुन कर वह ख़ुशी से मरने को तैयार हो 
गया। 


(२५) 


हजारों जीवों मे से बहुत थोड़े ही परमार्थ मे कदम 
रखते हैं, और सैकड़ों परमार्थियो में से कोई बिरले ही 
अपने सच्चे मालिक को पहिचानेंगे। 


(२६) 
सवाल व जवाब 


(१) सवाल-हमारे सच्चे मालिक और निज पिता 
कौन हैं? 


जवाब-लुम्हारे सच्चे मालिक और निज पिता 
सत्त-पुरुष राधास्वामी हैं। 

(२) सवाल--हमे क्योंकर यकीन हो कि हमारे सच्चे 
मालिक और निज पिता सत्तपुरुष राधास्वामी हैं। 


जवाब-वे आप इस ससार मे जीवो पर अति दया 
करके, सत सतगुरु रूप धारन करके प्रकट हुये और 


|. इचनमहात्मों के. [६९ | महात्माओं के 
अपना भेद उन्होने आप गाया। उनकी बानी और बचन 
के पढ़ने और सुनने से प्रतीत आ सकती है, जेसा कि 
परमेश्वर और ख़ुदा का यकीन लोग वेद कुरान और 
अंजील के पढ़ने से करते आये हैं। 

(३) सवाल-हमें क्योंकर यकीन हो कि सत्तपुरुष 
राधास्वामी का दर्जा, परमेश्वर और ख़ुदा से उँचा और 
बड़ा हे? 

जवाब--उनकी बानी को वेद, पुरान, क़ुरान, अंजील 
वगैरा कुल्ल आसमानी किताबों से मिलान करने से। 

(४) सवाल-मालिक का खोज हम कहाँ करें, 
क्योकि कहते हैं कि मालिक सब जगह मौजूद है? 

जवाब--मालिक का खोज तुम अपने घट में करो, 
क्योकि जो मालिक सब जगह है तो तुम में भी है। फिर 
लुम में लुझ से ज्यादा नजदीक है, ब-निसबत दूसरी 
जगह के। 

(५) सवाल-मालिक हम में किस तरह है? 


जवाब-मालिक लुम मे इस तरह है जेसे फूल में 
खुशबू, और दूध मे घी, और काठ में अग्नि। 

(६) सवाल-मालिक का दर्शन हम को किस तरह 
से हो सकता है? 


जवाब-मालिक का दर्शन लुम को सतगुरु से 
जुगल लेकर, अपना घट मथन करने से हो सकता है, 
जैसे कि घी का दर्शन दूध को लरकीब के साथ बिलोने 
से होता है, और इतर ख़ालिस फूल में है और कई बार 
खींचने से निकलता है। 


| ७०] प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग [ बचन | ७० ] प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग [ बचन | 

(७) सवाल-मालिक के दर्शन की हम को क्या 
जरूरत हे? 

जवाब-मालिक तुम्हारा मिस्ल सूरज के है और 
लुम को रोशनी यानी जिंदगी उसी से मिलती है। 
ज्यो २ लुम उसके निकट जाओगे, तुम्हारी रोशनी 
बढ़ेगी, और जिस कदर उससे दूर हटोगे, अंधेरे में 
गिरोगे। वह रोशनी महा चैतन्य और महा आनन्द 
स्वरूप है और सब सुखों का भंडार है और तारीकी 
यानी अँधेरा दुख रूप और चौरासी का घर है। 

(८) सवाल-मालिक हममें कहाँ है? 

जवाब-मालिक का तरन्त तुम्हारे मस्तक में है। 

(९) सवाल-हमारे मालिक का क्या स्वरूप है? 


ज्वाब-लुम्हारे मालिक का शब्द यानी चैतन्य और 
प्रकाश और प्रेम स्वरूप है । 


(१०) सवाल-हमारा क्या स्वरूप है? 

जवाब-तलुम्हारा भी शाब्द यानी चैतन्य और प्रकाश 
और प्रेम स्वरूप है। 

(११) सवाल-फिर हम में और हमारे मालिक मे 
क्या भेद है? 

जवाब-लुम मे और तुम्हारे मालिक में ऐसा भेद है 
कि जैसे किरन और सूरज मे, और जैसे बूँद और 
सिंध में | 


में न न न सेंड सेंड 


| ५] राधास्वामीमत उपदेश [७१ | मत उपदेश 
बचन ५ 


वर्णन हाल सच्चे खोजी और परमार्थी 
और भी माया और उसकी रचना और घेर 
का और जरूरत सतगुरु और उनके सतसग 
की और महिमा कुल्ल-मालिक राधास्वामी 
दयाल की जिनके चरनो में सबको प्रीत और 
प्रतीत लानी चाहिये और बिना जिनकी मेहर 
और दया के किसी का कुछ काम नहीं बन 
सकता और हाल उपदेश करताओं का और 
नसीहत उनको और कुल्ल उपदेशियो यानी 
राधास्वामी मत के सलसगियों को। 

पहिला भाग 


सच्चे खोजी और प्रेमी का हाल 


१ - सच्चे परमार्थ की कमाई दुरुस्ती से जब बन 
पड़ेगी, जब सच्चा दर्द यानी प्रेम सच्चे मालिक से 
मिलने का दिल मे पेदा होगा, और यह दर्द या प्रेम दो 
सूरतो में पैदा हो सकता है। 


२ - पहली सूरत यह है कि दुनिया के हाल पर 
नजर करके और उसकी और उसके सब सामान की 
नाशमानता देख कर, दिल उसकी लरफ से उदास हो 
जावे और खोज करे कि अमर स्थान और अमर सुख 
कहाँ है और कैसे मिले और जब तहकीकात करके 
मालूम होवे कि कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल का 
धाम जो ऊँचे से ऊँचा और गहरे से गहरा है, अमर | 


| ७२] प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग [ बचन | २] प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग [ बचन 


और अजर है और वही पूरन आनन्द मिल सकता है 
और वही निर्माया यानी निर्मल चैतन्य देश है और 
उसके नीचे जितने देश हैं, उन सब में शुद्ध यानी 
लतीफ और सूक्ष्म और मलीन यानी कसीफ और स्थूल 
माया, व्यापक है और निर्मल चैतन्य का गिलाफ हो रही 
है। इन देशों में पूरन आनन्द नहीं है। दरजे-बदरजे 
ऊंचे की तरफ आनन्द बढ़ता गया है और दुख और 
कलेश कम होता गया है और मलीन माया के देश में 
सुख बहुत कम और दुख विशेष है ओर कुल्ल माया के 
देश मे अबेर सबेर जनम मरन का चक्कर भी चल रहा 
है यानी कुछ अर्स बाद गिलाफ (जिसको देह कहते है) 
बदलते रहते है, यह बात समझ कर कुल्ल-मालिक के 
मिलने का और उसके धाम में पहुँचने का शोक दिल 
मे पैदा हो जावे। 


३ - दूसरी सूरत यह है कि कोई इस शख्स को 
महिमा कुल्ल-मालिक सत्त पुरुष राधास्वामी ओर उनके 
धाम की जो कि अविनाशी और सर्व आनन्द और प्रेम 
का भडार है, सुनावे और इस दुनिया की नाशमानता 
और इसके सामान का लुच्छ और दुखदायी होने का 
हाल समझावे और जुगल इस माया देश को छोड़ कर 
अपने निज घर में जाने की बयान करे और इस हाल 
को सुन कर मन इस दुनिया से उदास और बरदाश्ता 
होकर घर की तरफ चलने और अपने सच्चे माता पिता 
राधास्वासी दयाल से मिलने का जलन करने का इरादा 
करे। 


४ - ऐसे खोजी को तलाश सत सतगुरु या 
साध गुरू की जो कि कुल्ल भेद से, कुल्ल-मालिक और 


| ५] राधास्वामी मत उपदेश [७३ | मत उपदेश 
निज घर और उसके रास्ते से, वाकिफ हैं और जुगल 
चलने की समझा कर उसकी कार्रवाई करा सकते है, 
जरूर करनी पड़ेगी क्योकि और किसी जगह या किसी 
मत मे या विद्यावान और बुद्धिवानो के बचन से उसको 
तसल्ली हरगिज नहीं आवेगी । 


५ - ऐसे शौकीन और खोजी की हालत ऐसी होगी 
कि जैसे कोई बालक अपने माँ बाप से बिछड़ कर 
किसी गैर देश और गैर आदमियो मे जा पड़ता हे और 
वहाँ उसको किसी तरह से चेन नहीं आता, चाहे कैसी 
रखातिरदारी उसकी की जावे और माँ बाप के वियोग 
का दर्द सताता रहता है और उनसे मिलने के वास्ते 
तड़प और बेकली मन में रहती है। 


६ - जब ऐसा खोजी तलाश करके संत सतगुरु या 


साध गुरू के सनमुख आवेगा, उस को उन के बचन 
सुनते ही और दर्शन करते ही, निहायत प्रेम उनके 
-चरनो में पैदा होगा और उनके बचन जो सच्चे माँ बाप 
यानी कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल और उनके 
धाम की महिमा से भरे हुए होगे और रास्ते का भेद और 
चलने की जुगल का उनमे बराबर जिक्र होगा, उसको 
निहायत प्यारे लगेंगे क्योकि उसके दिल मे फौरन 
यकीन हो जावेगा कि वे जरूर एक दिन उसको निज 
धाम में पहुँचा कर सच्चे मालिक से मिलावेंगे। 

७ - ऐसे खोजी के मन मे ससार और उसके 
सामान और कुटुम्ब परिवार की तरफ से किसी कदर 
बैराग खोज की हालत में पैदा हो जावेगा और जब सत 
सलगुरु या साधगुरू के बचन चित्त देकर सुनेगा, तब 

वह बैेराग तेज और कायम हो जावेगा और अभिलाषा 


| ७४] प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग [ बचन | ४] प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग [ बचन 


की तरफ से हटली ० कुल्ल-मालिक के चरनों 
मे पहुँचने की दिन २ बढ़ती जावेगी । 

८ - ऐसा खोजी सत सतगुरु के बचनों को सुन 
कर और उनके मुवाफिक अपनी और दुनिया की हालत 
की जॉच करके फौरन उनके चरनो में प्रतीत लावेगा 
और जब उनकी जुगत का कोई दिन अभ्यास कर के 
अपनी हालत अंतर में बदलती हुई देखेगा, तब दिन 
दिन प्रीत उनके चरनो में बढ़ाता जावेगा और तन मन 
धन से उमग के साथ सेवा करेगा और शौक के साथ 
सलसग उनका, जो कि उसके अंतर अभ्यास में मदद 
देने वाला है, जारी रक्रबेगा। 


९ - जगत के जीव, और भी विद्यावान और 
बुद्धिवान, असल में अजान हैं। उनको सच्चे मालिक 


और उसके धाम की और उससे मिलने की जुगल की 
बिलकुल खबर नहीं है। रास्ते मे आत्मा परमात्मा या 
ब्रह्म में अटक रहे हैं और उसका भी भेद पूरा २ नहीं 
जानते और मिलने की जुगत ऐसी कि जिसका अभ्यास 
सब कोई कर सके, इन के पास नहीं है। पर यह सब 
संत मत का हाल सुन कर अपनी मूर्खता से उसकी 
निदा करते हैं और सतो पर तान मारते हैं और आप 
तीर्थ, व्रत और मूर्ति वगेरा मे भरम रहे हैं। सच्चा खोजी 
ऐसे लोगों की निदा और तान पर जरा भी तवज्जह 
नहीं करेगा क्योकि जब उसने थोडे दिन सलसग करके 
संत मत को ब-खूबी समझ लिया है तो उसको सब 
मलो का हाल और उनका ओछापन जाहिर हो जावेगा 
और उन लोगों के भरमाने और भुलाने से नहीं भरमेगा 
बल्कि उनको नादान और अभागी समझ कर उनसे 


| ५] राधास्वामी मत उपदेश. [७६५ | मत उपदेश 


१० - दुनिया के भोग विलास और नामवरी वगैरा 
की चाह उसके दिल में बहुत कम हो जावेगी या 
बिल्कुल नहीं रहेगी क्योंकि उसको कोई दिन सलसग 
और अंतरी अभ्यास करके साफ मालूम हो जावेगा कि 
सब चीजें रास्ते में अटकाने वाली और निज घर से 
हटाने वाली हैं। वह किसी के भरमाने ओर उन चीजों 
का लोभ दिलाने से नहीं भरमेगा और अपनी भक्ति से 
नहीं डिगेगा। 


११ - ऐसे खोजी भक्त के मन में दिन दिन चाव 
कुल्ल-मालिक के दर्शन और उसके धाम में पहुँचने का 
बढ़ता जावेगा और जिस कदर कि नित्त अभ्यास करके 
उसको अलर मे रस मिलता जावेगा, उसी कदर 
उसकी प्रीत प्रतीत चरनों में मज़बूत होती जावेगी और 
कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु की 
दया उस पर दिन दिन बढ़ती जावेगी और अतर मे 
उसको परचे मिलते जावेगे और इस तरह कमाई करके 
वह एक दिन माया के घेर के पार हो कर और धुर 
धाम में पहुँच कर परम आनन्द को प्राप्त होगा। 


दूसरा भाग 


माया और उसके गिलाफो का हाल 


१२ - मालूम होवे कि इस देश में चैतन्य की धार 
यानी सुरत, माया के गिलाफो में गुप्त होकर कार्रवाई 
मन और इन्द्रियों के वसीले से कर रही है और इन 
गिलाफो के सग अपनपौ बाध कर और बाहर के जड़ 
पदार्थो में मन लगा कर अनेक तरह के दुख सुख सह 

रही है। सो जब तक इन गिलाफों से किसी कदर 


| ७६] प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग [ बचन | ६ ] प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग [ बचन 

छुटकारा नहीं होगा, तब तक दुख सुख और जनम 
मरन के चक्कर से बचाव नहीं हो सकता और इन 
गिलाफो से छूटने की जुगल सिर्फ संत मत यानी 
राधास्वामी मत मे आसान तरीके से खोल कर कही हे। 
उसकी कमाई से यह जीव अपना आहिस्ता २ छुटकारा 
होता हुआ आप देख सकता है और उसी कदर अपना 
दुख सुख से बचाव भी परख सकता है। और किसी 
तरकीब से यह फायदा पूरा २ और आसानी के साथ 
बगेर घर बार और रोजगार के छोड़ने के हासिल नहीं 
हो सकता और राधास्वामी मत में किसी का घरबार 
और रोज़गार छुड़ाया नही जाता और जो जुगल कि 
बलाई जाती है, ऐसी भारी है कि उसके अभ्यास करने 
से सहज मे सब काम बन सकता है। लेकिन थोड़ा 
सच्चा शौक और प्रेम दरकार हे। फिर अभ्यास करके 
वही प्रेम दिन २ बढ़ता जावेगा और एक दिन पूरा काम 
बना कर छोड़ेगा। 


१३ - यह बात सच्चे परमार्थियों को अच्छी तरह 
समझ लेनी चाहिये कि इस दुनिया में दो पदार्थ हैं, एक 
चैतन्य और दूसरा जड़। चैतन्य वही सुरत की धार है 
कि जो इस देश में कुल्ल रचना की सम्हाल कर रही 
है और जड़ पदार्थ की प्रेरक है। बगैर उसके जड़ 
पदार्थ कुछ काम नही दे सकला । यही चैतन्य धार सत्त 
और ज्ञान और आनन्द स्वरूप है और जड़, बर-खिलाफ 
इसके, असत्त और तम और दुख रूप है यानी इसका 
रूप रंग सुरत चैतन्य की सत्ता से कायम है और जब 
उसकी सत्ता खिच जावे, तब उसके रूप रग का अभाव 


हो जाता है। 


क 


| 4]. राधास्वामी मत उपदेश [७७ | मत उपदेश 

१४ - यह समझौती लेकर कुल्ल सच्चे परमार्थियों 
को मुनासिब और लाज़िम है कि जड़ पदार्थो से 
आहिस्ता आहिस्ता अपना नाता तोड़ते जावे या रिश्ता 
ढीला करते जावें और विशेष चैतन्य से अपना मेल 
बढ़ाते जावे, तो दिन २ आनन्द और सच्चा ज्ञान बढ़ता 
जावेगा और दुख और भूल और भरम यानी तम घटता 
जावेगा और यह कार्रवाई दुरुस्ती और आसानी के 
साथ सिर्फ सुरत शाब्द मार्ग की कमाई से हो सकती है। 

१५ - क्योंकि और मतों मे चलने और चढ़ने की 
आसान जुगल जारी नही है। वे सब या तो बाहर जड़ 
निशानों जेसे तीरथ मूरल वगेरा में अटक रहे हैं या 
चैतन्य की विद्या बुद्धि से समझोती लेकर और अपने 
लई वही रूप समझ कर (यानी समान और विशेष 
चैतन्य का भेद न करके) जहाँ के तहाँ बैठ रहे हैं। इस 
सबब से उनकी निवृत्ति माया के घेर और देहियों के 
दुख सुख और जनम मरन से मुमकिन नहीं है। 


१६ - जिस कदर गिलाफ यानी परदे सुरत चैतन्य 
की धार पर, निर्मल चैतन्य देश से उतार के समय चढ़े 
है, उनका भेद मुफस्सिल राधास्वामी मत मे बयान 
किया गया है। और मतों में यह भेद साफ तौर पर 
बिलकुल जाहिर नहीं किया है और सबब उस का यही 
है कि उन में सुरत के चलने और चढ़ने और निज 
धाम में पहुँचाने का बिलकुल जिक्र नही हैं। चैतन्य को 
सर्व व्यापक मान कर जहाँ के तहॉ उसकी समझौती 
(बजाय अभ्यास करने के) विद्या बुद्धि की मदद से 
हासिल करके तृप्त हो गये यानी बुन्द चैतन्य को पिंड 

में ही सिध रूप मान कर निश्चिन्त हो गये। 


| ७८] प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग [ बचन | ] प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग [ बचन 


१७ - गिलाफ तीन किस्म के हैं। पहिले दरजे की 
रचना में रूहानी गिलाफ, जहाँ कि चैतन्य ही चैतन्य है 
और माया नहीं है। दूसरे दरजे मे शुद्ध माया के मसाले 
के गिलाफ, जहाँ ब्रह्म सृष्टि है और तीसरे दरजे में 
मलीन माया के मसाले के गिलाफ, जहाँ कि देवला 
और मनुष्य और चार खान की रचना है और फिर हर 
दरजे मे गिलाफों की तीन २ किस्में हैं, स्थूल, सूक्षम 
और कारन यानी एक दरजे का स्थूल गिलाफ नीचे के 
दरजे के कारन गिलाफ से भी ज्यादा सूक्षम है और 
बाकी का हाल इसी तरह समझ लेना चाहिये। 


१८ - जब तक कि सुरत गिलाफो मे बर्त रही है, 
तब तक उसकी भक्ति मालिक के चरनो में “भेद-भक्ति” 
कहलाती है यानी सेवक और स्वामी और प्रेमी और 


प्रीलम यानी आशिक और माशूक का भाव कायम रहता 
है और जब धुर-पद यानी बे-गिलाफ मुकाम मे सुरत 
पहुँचे, तब “अभेद-भक्ति” जिस को सच्चा और पूरा 
ज्ञान कहना चाहिये, कहलाती है और इस जगह पर 
प्रेमी को सत मत मे ऐसी ताकत हासिल हो जाती हे कि 
जब चाहे अपने प्रीतम से मिल जावे और जब चाहे जब 
न्यारा होकर उस के दर्शन का आनन्द लेवे। यह स्थान 
असली अरूप और अरग और अनाम पद का है। बाकी 
नीचे के दरजों में जहाँ कही जिस किसी ने अनाम और 
अरूप पद थापा है, वह असली अरूप और अनाम और 
अरग नही है। इस सबब से और मल वालो ने धोखा 
खाया क्योकि हर दरजे मे हर एक स्थान पर रूप और 
अरूप और लोक और अलोक मौजूद है और दोनों मिल 
कर रचना की सम्हाल कर रहे हैं। 


| 4]. राधास्वामी मत उपदेश [७९ | मत उपदेश 

१९ - चेतन्य, बे-गिलाफ अपने में आप मगन रहता 
है। और जहाँ कि गिलाफ में है, वहाँ वह औजार यानी 
इन्द्रियो के वसीले से बाहर की कार्रवाई करता है, और 
भी अपने से विशेष चेतन्य का रस और आनन्द लेता 
है। लेकिन गिलाफ का संग करके यानी मेल के सबब 
से जो दुख सुख लाजमी है, उनका भी भोग करता है 
और जब वह गिलाफ पुराना और बेकार हो जाता है, 
तब उसको छोड़ कर दूसरा गिलाफ धारन करता है। 
इस सबब से जनम मरन और दुख सुख का चक्कर 
हमेशा जारी रहता है। 


२० - यह कैफियत सिर्फ माया देश में है यानी 
रचना के दूसरे और तीसरे दरजे में वाके होती है। 
अव्वल दरजे में जहाँ कि रूहानी गिलाफ हैं, कभी 
तगैयुर और तबद्दुल' नहीं होता और जो कि चैतन्य 
आनन्द स्वरूप है, इस वास्ते उसके गिलाफ भी आनन्द 
रूप हैं। इस वास्ते संत फरमाते हैं कि जैसे बने तैसे 
माया के घेर के पार दयाल देश यानी अव्वल दरजे में 
जाना चाहिये। तब अमर और पूरन आनन्द प्राप्त होगा। 


तीसरा भाग 


अपने वक्‍त के सतगुरु की ज़रूरत और 
उनके सलसग का फायदा 


२१ - सत अथवा राधास्वामी मत में वक्त के 
सलगुरु की निहायत जरूरत है क्योंकि बगैर उनके 
मिलने के भेद कुल्ल-मालिक और रास्ते का और जुगत 

चलने की और हाल उन सजमो का जिनकी निगह-दाश्त 
१- अदल बदल। 


) 


| ८०] प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग [ बचन | ०] प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग [ बचन 


प्रेमी अभ्यासी को जरूर है, मालूम नही हो सकला । यह 
भेद और हाल वही जानता है कि जो अपने घट में 
रास्ता तै करके धुर मुकाम तक या किसी रास्ते के 
स्थान तक पहुँचा है या थोड़ा बहुत वह शख्स जानेगा 
जिसने पूरे गुरू से मिल कर कोई दिन उनका सतसंग 
किया है और उनसे उपदेश लेकर अभ्यास कर रहा है। 
सिवाय इन तीन के (१) सत सतगुरु और 
(२) साधगुरू और (३) पूरे गुरू के सच्चे सतसगी के, 
और कोई यह भेद नही जान सकता | इस वास्ते जिस 
किसी के दिल में सच्चे मालिक का खोज और उसके 
मिलने का शौक पैदा हुआ है, जब तक इन तीनों मे से 
कोई नहीं मिलेगा तब तक उसको शान्ति नहीं आवेगी 
और न उसका रास्ता चलना शुरू होगा। 


२२ - जब खोजी प्रेमी ऐसे गुरू का सतसग करेगा, 
तब उसको सच्चा हाल इस रचना का मालूम पड़ेगा, 
और यह कि किस में उसको सच्ची प्रीत करनी चाहिये, 
और कहाँ २ उसका मन बे-फायदा बध रहा है, और 
कैसे उसका छुटकारा सहज में हो सकता है, और जो 
सुख और रस यहाँ के भोगों में हैं, वह लुच्छ और 
नाशमान हैं और परम सुख और परम आनन्द का 
भडार अपने घट मे मौजूद है, पर जुगती की कमाई से 
आहिस्ता २ मिल सकता है और कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल का तख्त भी घट मे मौजूद है, और 
किस तरह थोड़ा बहुत उनका जलवा अतर मे नज़र आ 
सकता है, और कैसे उनकी मेहर और दया वास्ते तै 
करने रास्ते और प्राप्ति आनन्द और उसकी दिन २ 
तरक्की के हासिल हो सकती है। 


२३ - सच्चे मालिक के चरनों में सच्ची प्रीत और, 


| 4]. राधास्वामी मत उपदेश [८१ | मत उपदेश 

प्रतीत सिर्फ सतगुरु ही के सग से पैदा हो सकती है 
और दिन २ उसकी तरक्की उनकी मेहर और दया 
और जुगती की कमाई से मुमकिन है और ससार और 
उसके भोगों से सच्चे बैराग का दिल में पैदा होना और 
उसकी तरक्की भी सलगुरु ही के सग से होवेगी। और 
तरह से जो किसी के चित्त में किसी वक्‍त थोड़ा बहुत 
बैराग पैदा भी हुआ, तो वह कायम नहीं रहेगा और न 
उसकी तरक्की होगी । 


२४ - सच्चे मालिक की मौजूदगी और उसके हर 
वक्त हाजिर नाजिर होने का यकीन भी सत सतगुरु ही 
के सग से हासिल होगा और उनकी दया और जुगती 
की कमाई से वही यकीन बढ़ता जावेगा और एक दिन 
पूरे दरजे तक पहुँचा देगा। ऐसा सच्चा और पूरा 


यकीन, और किसी के सग से या पोथियाँ पढ़ कर 
हासिल नहीं हो सकला। 


२५ - सतों की जुगती की कमाई भी सतगुरु ही के 
सग से दुरुस्ती के साथ बन पड़ेगी और जब तक कि 
काम पूरा न बने, वह अभ्यास जारी रहेगा। और किसी 
तरह सुरत शब्द का अभ्यास बन पड़ना दुरुस्ती से और 
तरक्की के साथ जारी रहना और रोज बरोज उसका 
फायदा नजर आना मुमकिन नहीं है क्योकि काल और 
कर्म और माया और उसके भोग बड़े जबरदस्त हैं, 
कभी न कभी अभ्यास में विघ्न डाल कर, या भर्म उठा 
कर, उसको छुड़वा देंगे या अभ्यासी को ललचा कर 
भोगो मे या मान बड़ाई में फंसा कर उसका रास्ता 
चलने का रोक देंगो। जिस किसी के सिर पर पूरे गुरु 
का पजा रहे, उससे यह काम अखीर तक दुरुस्त 
बनला चला जावेगा, नहीं तो थोड़े दिन अभ्यास करके 


| ८२] प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग [ बचन | २] प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग [ बचन 


और फिर किसी न किसी चक्कर मे पड़ कर और रास्ते 
मे थक कर रह जावेगा। 


२६ - शब्द की महिमा और सुरत शाब्द मार्ग की 
कदर भी जेसी कि चाहिये, सतगुरु ही के सग से 
आवेगी और वैसे तो हर एक मत मे शाब्द की थोड़ी 
बहुत महिमा करी है, पर भेद रास्ते का और जुगल 
उसके अभ्यास की चढ़ाई के साथ किसी मत में नहीं 
पाई जाती । 

२७ - जो भाग से सतसंग सतगुरु का कुछ अर्स 
तक प्राप्त हो जावे तो बहुत गनीमत है, नही तो जितने 
दिन बन सके एक दफे जरूर उनके सलसग मे हाजिर 
रह कर फायदा उठावे यानी बचन उनके चेत कर सुने 
और समझे और विस्तार करके उनका मनन और 
विचार करे। 


चौथा भाग 
वर्णन भेद जीवो की समझ और 
अधिकार का 


२८ - जीवों की तीन किसमें हैं, उत्तम, 
मध्यम और निकृष्ट और इसी तरह बुद्धि और समझ 
भी तीन किस्म की है, एक तेलिया, दूसरी मोतिया, 
तीसरी नमदा? | 


(१) पहिली यानी तेलिया का खवास यह है कि 
जैसे तेल की एक दो बुँदे पानी में डालें तो वह फैल 
कर तमाम पानी को घेर लेती हैं, इसी तरह उत्तम 
अधिकारी बचन सुन कर उनका आप ही आप विस्तार 

१ - मोटा ऊनी बिछौना। 


| ५] राधास्वामी मत उपदेश [८३ | मत उपदेश 


करके समझता हे और अपने फायदे की बात को छॉट 
कर ग्रहन करता है। 


(२) दूसरी मोतिया बुद्धि कि जेसे मोती में जिस 
कदर सूराख किया जावे, वह उस कदर कायम रहता 
है यानी मध्यम अधिकारी जिस कदर बचन सुनता है, 
उनको वेसा ही अपने मतलब के मुआफिक छाट कर 
याद कर लेता है, लेकिन विस्तार नही कर सकता। 


(३) तीसरी नमदा बुद्धि कि जेसे नमदे मे सूये से 
सूराख किया गया तो सूराख होता हुआ तो नज़र आया 
पर फौरन ही छिप गया, ऐसे ही निकृष्ट अधिकारी 
बचन सुनते और समझते मालूम होते हैं, पर उनको 
फौरन ही भूल जाते हैं। 


२९ - उत्तम अधिकारी को थोडे दिन के सलसग से 
बहुत फायदा हासिल हो सकता है क्योकि वह दो सूल 
बातो को समझ कर उनका विस्तार और अपनी सम्हाल 
थोड़ी बहुत हर सूरत और हर हालत मे आप ही अपनी 
निर्मल बुद्धि से कर सकता है ओर वह दो मूल बाते यह 
हे। 

(१) सुरत की बैठक जाग्रत के समय नेत्रों में है 
और यहाँ से धार जिस कदर अतर मे ऊँचे की तरफ 
को शब्द और स्वरूप के आसरे खिचेगी यानी पुतली 
उलटाई जावेगी, उसी कदर देह और ससार से बन्धन 
ढीला होता जावेगा यानी इधर से बे-खबरी और उधर 
की तरफ होशियारी के साथ रस और आनन्द मिलता 
जावेगा । इस काम को जरूरी और मुफीद समझ कर 
जिस कदर बन पड़ेगा, उत्तम अधिकारी हमेशा जारी 
| रक्खेगा, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उसमे तरक्की करेगा। | 


| ८४] प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग [ बचन | ४ ] प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग [ बचन 

(२) मन और इन्द्रियों की धारें बाहरमुख जारी हो 
रही हैं और इच्छा यानी ख्वाहिश के साथ यह घारे पैदा 
होती हैं और पुलली के उलटाने यानी मन और सुरत 
की धार को अन्दर मे ऊपर की लरफ चढ़ाने मे, वे 
तरगों की घारें विघ्नकारक हैं। इस वास्ते सिर्फ जरूरी 
और मुनासिब तरंगे उठानी और इन्द्रियों की 
धारो को जरूरी कामों के वक्‍त जारी रखना और 
फिज़ूल और गेर-जरूरी और ना-मुनासिब ख्यालो और 
कामो की तरगे अन्तर और बाहर रोकना, खास कर 
अभ्यास के वक्‍त और आम तौर पर हर वक्‍त, जरूर 
चाहिये। 


३० - इस बात को समझ कर उत्तम अधिकारी 
अपनी सम्हाल, हर वक्त, मुनासिब तौर पर रख सकता 
है। जो मुआफिक पुराने स्वभाव और आदत के भूल 
और चूक हो जावे तो कुछ मुज़ायका नहीं, फिर 
होशियार होकर सम्हाल करनी चाहिये। इसी तरह कोई 
अर्से की कोशिश के बाद मन और इच्द्रियाँ दुरुस्ती के 
साथ बर्तने लगेगी | 


३१ - मध्यम अधिकारी को सतसंग कुछ ज्यादा 
आर्से तक करना चाहिये, तब वह बचनों को सुन कर 
और समझ कर और थोड़ा बहुत अन्तरी अभ्यास 
करके, और भी उत्तम और मध्यम अधिकारियों को जो 
सलसग अर्स से कर रहे हैं या सलसग में आते जाते 
रहते हैं, देख कर काबिल इसके हो जावेगा कि दूर रह 
कर और राधास्वामी दयाल की दया का बल लेकर 
अपनी सम्हाल थोड़ी बहुत कर सके और जिस बात में 
कोई दिक्कत या विघ्न या मुशकिल पेश आवे तो चिट्ठी 
भेज कर सतगुरु से हिदायत मुनासिब वक्तन-फवक्तन 


| 4]. राधास्वामी मत उपदेश [८६५ | मत उपदेश 
हासिल करता रहे। 

३२ - निकृष्ट अधिकारी को बहुत अर्स तक सतसंग 
करने और उत्तम और मध्यम अधिकारियों की हालत 
देखने से कुछ फायदा होगा, जो वह थोड़ी होशियारी 
और शौक के साथ इस काम को करेगा और दूरी में 
उत्तम या मध्यम अधिकारी के सतसंग और मदद से 
उसका भी थोड़ा बहुत निरवाह हो जावेगा और रफ़्ता २ 
मध्यम अधिकारी के दरजे पर आ जावेगा। 


३३ - जो लोग सच्चा शोक परमार्थ का नहीं रखते 
पर सच्चे शौकीनों के साथ किसी लपेट से सतो के 
सतसंग में आगये हैं तो उनको भी कुछ थोड़ा फायदा 
होगा लेकिन जब तक वे चेत कर होशियारी के साथ 
सतसंग और अन्तर अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक 
उनकी हालत नहीं बदलेगी। इन लोगों को उत्तम या 
मध्यम अधिकारियों का संग काफी होगा क्योकि सतगुरु 
के सलसग की ताकत और लियाकत उनमे कम होगी। 


३४ - खुलासा यह है कि जब तक जीव का ज़बर 
झुकाव संसार की तरफ और मन में बासना भोग और 
बिलास और उसकी ततरक्‍की की रहेगी, तब तक वह 
संतों के सलसग और उनकी जुगती के अभ्यास से 
गहरा फायदा नहीं उठा सकता कि जिससे उसकी 
हालत जल्द बदले और परमार्थ का रस बराबर अन्तर 
मे पावे । 


३५ - जो कोई सच्चा दर्दी परमार्थी है, वह 
राधास्वामी मत की पोथियो को गौर से पढ़ कर बहुत 
फायदा उठा सकता है और चिट्ठी के वसीले से 
| उपदेश हासिल करके अभ्यास में राधास्वामी दयाल की | 


| ८६] प्रेमपत्र राधास्वामी तीसरा भाग [ बचन | ६] प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग [ बचन 


दया से भजन और ध्यान का भी रस ले सकता है और 
अपना हाल वक्तन फवक्तन सलगुरु या उत्तम 
अधिकारी को लिख कर और हिदायत मुनासिब लेकर 
अभ्यास में तरक्की भी कर सकता है। पर कितनी ही 
बाले राधास्वामी मत और उसके अभ्यास की बाबत 
ऐसी हैं कि वे सिर्फ जबानी समझाई जा सकती हैं और 
लिखने में किसी न किसी किस्म की गलती या धोखा 
हो जाने का खौफ हे, इस वास्ते ऐसे परमार्थी को भी 
जरूर और लाजिम हे कि अगर ज्यादा न हो सके तो 
एक मर्तबा जरूर सलसग मे हाजिर होकर और चद 
रोज़ वहाँ ठहर कर जो कुछ कि शुभे और शक या 
किसी बाल में समझ का फेर होवे, उसको दूर करावे 
और जो बातें कि जबानी समझाई जा सकती हैं, 
उनको ब-खूबी समझ लेवे, ताकि उसके अभ्यास की 
तरक्की में दूरी की वजह से खलल न पड़े और 
कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल और सतगुरु और 
सुरत शाब्द मार्ग की प्रीत और प्रतीत मजबूत हो जावे। 


३६ - और जो ऐसे परमार्थी का किसी सूरत से 
सलसग में आना न बन सके लतो जो वह सतगुरु का 
इकम लेकर किसी उत्तम अधिकारी परमाथी से (जिसने 
कुछ अर्से सतगुरु का सतसग किया है) मिलेगा और 
कोई दिन उसका सलसग करेगा, तो उसको थोड़ा 
बहुत उसी कदर फायदा हासिल हो सकता है, जेसे कि 
सतगुरु के सग से। 

३७ - और जो उत्तम अधिकारी का भी सलसग 
प्राप्त न होवे तो जब तक कि मौका सतगुरु या उत्तम 
अधिकारी सलसगी से मिलने का न बने, तब तक जो 
_ मध्यम अधिकारी सतसगी मिल जावे (कि जिसने सतगुरु | 


| ५] राधास्वामी मत उपदेश [८७ | मत उपदेश 


का सलसग किया है) तो उसी के संग अपनी परमाथी 
कार्रवाई सतगुरु से चिट्ठी के ज़रिये से उपदेश लेकर 
जारी करे। इस लरह से उसको किसी कदर फायदा 
हासिल होगा और मुन्लज़िर रहे कि जब मौका मिले तब 
उत्तम अधिकारी सतसगी से या सतगुरु से जाकर 
जरूर मिले और कोई दिन उनका सलसग कर के पूरा 
फायदा हासिल करे। 


पॉचवाँ भाग 


कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल की 
महिमा और फायदा उनके चरनों में भाव 
के साथ प्रीत और प्रतीत करने का और 
बयान उन हुकमों का जो उन्होंने ज़बान 


मुबारक से फरमाये। 


३८ - राधास्वामी नाम कुल्ल-मालिक का है कि 
जिस का धाम ऊँचे से ऊँचा है और जहाँ माया का नाम 
और निशान भी नहीं है ओर वह धाम तीन लोक के परे 
है ओर जिसके चरनों से “आदि शाब्द” की धार निकली 
जिससे कुल्ल रचना, पहिले दयाल देश ओर फिर तीन 
लोक की हुई और यह पद यानी राधास्वामी 
धाम और कुल्ल रचना का नमूना घट २ में मौजूद है, 
यानी हर एक सुरत का सूल कुल्ल-मालिक राधास्वामी 
दयाल के चरनो से अपने २ घट में शाब्द यानी चैतन्य 
की धार के वसीले से (जिस पर सुरत उतर कर पिंड 
में बैठी है) लग सकता है और वह सुरत उनकी दया 
को अंतर मे अभ्यास के समय, और भी दूसरे वक्तों मे, 

| परख सकती है। 


/ 


| ८८] प्रेमपत्र राधास्वामी तीसरा भाग [ बचन | ८] प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग [ बचन 


३९ - ऊपर के बयान का मतलब यह है कि हर 
एक सुरत, शाब्द की धार के वसीले से उतर कर पिंड 
में बैठी है, और सत सतगुरु अथवा साधगुरु या उत्तम 
अधिकारी सलतसगी से भेद रास्ते और मजिलो का और 
हर एक स्थान के शाब्द का और जुगती चलने की 
दरियाफ्त करके राधास्वामी दयाल की दया का भरोसा 
रख कर अपने घट मे उसी धार को पकड़ कर चरनो 
की तरफ चल सकती है और जो कि कुल्ल जीव यानी 
सुरते कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल की अस हैं 
(जैसे सूरज और सूरज की किरन) और उनको हर 
एक पर निहायत दरजे की दया और प्यार मजूर है सो 
जब कोई विरह और प्रेम अग लेकर सचौटी के साथ 
-चरनो की तरफ भेद लेकर चलता हे, वे उस पर अंतर 
में दया और मेहर फरमाते हैं और मदद देते हैं। 


४० - इस समय में खास कर जीवो पर ज्यादा 
दया करना मज़ूर है क्योकि कुल्ल-मालिक राधास्वामी 
दयाल आप नर चोले मे सत सतगुरु रूप धारन करके 
प्रकट हुए और भेद अपने निज धाम और उसके रास्ते 
और मजिलो का और सहज तरीका चलने का कि जो 
आज तक किसी को मालूम नहीं हुआ, निहायत कृपा 
कर के आप प्रकट किया और जीवों को समझा बुझा 
कर और अपनी दया के बल से उनकी सुरत को चढ़ा 
कर अपने देश में पहुँचाया और पहुँचाते हैं। 


४१ - और निहायत मेहर और दया करके हुक्म 
दिया कि जो कोई उनके चरनो में प्रेम ओर भक्ति धार 
कर उस तरीके का अभ्यास यानी विरह अग लेकर 
ध्यान और भजन करेगा तो वे अपने निज रूप से 


222 


| 4]. राधास्वामी मत उपदेश [८९ | मत उपदेश 
उसको अन्तर में बराबर मदद देकर और उसकी सुरत 
को आहिस्ता आहिस्ता चढ़ा कर एक दिन घुर 
धाम में पहुँचा देंगे। 


४२ - और यह भी हुक्म दिया कि इस वक्त में 
जिस कदर कि पुराने तरीके अभ्यास के है, वह सब 
खारिज हैं। पहले तो वह सिर्फ सजम के तौर पर जारी 
किये गये थे, दूसरे जो किसी में थोड़ी चढ़ाई का भी 
फायदा है सो वह इस कदर कठिन और खतरनाक है 
कि किसी जीव से दुरुस्ती के साथ उसका बन पड़ना 
मुशकिल बल्कि ना-मुमकिन है और जो जीव कि उन्ही 
तरीकों मे अटके रहेंगे, वह बे-फायदा अपना वक्‍त और 
तन मन उस काम मे खर्च करेंगे और सच्ची मुक्ति ओर 
पूरा उद्धार उस कार्रवाई से हरगिज हासिल नही 
होगा। इस वास्ते कुल्ल जीवों को यही हुक्म फरमाया 
कि जो जुगल स्वरूप के ध्यान और नाम के अतरी 
सुमिरन और शब्द के श्रवन की जारी फरमाई है, उसी 
के मुवाफिक विरह और प्रेम अग लेकर अभ्यास करो, 
तब सच्चा और पूरा उद्धार होगा। और किसी तरह 
जनम मरन और चौरासी के चक्कर से छुटकारा नहीं 
होगा। 

४३ - और वक्त छोड़ने इस चोले के यह भी 
फरमाया कि कोई यह न समझे कि हम जाते है। नही, 
हम हर एक अभ्यासी सतसंगी के अग सग रह कर 
उसकी दुरुस्ती और तरक्की बराबर करेंगे, बल्कि 
पहिले से ज्यादा फरमावेगे। इस वास्ते हर एक प्रेमी 
भक्त और सुरत शाब्द के अभ्यासी को लाजिम है कि 
राधास्वामी दयाल के चरनो मे गहरी प्रीत करे और 


| ५०] प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग [ बचन | ०] प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग [ बचन 


उनके चरणों की सरन लेकर अपना अभ्यास दुरुस्ती 
के साथ जिस कदर बन सके, बराबर यानी बिला 
नागा करता रहे और उनकी दया मेहर अपने अतर में 
परखता चले । 


४४ - और यह भी राधास्वामी दयाल ने फरमाया 
कि जिस किसी को सुरत शाब्द मार्ग का उपदेश दिया 
जाता है, उस वक्‍त उसको सत्तपुरुष राधास्वामी का 
दामन पकड़ा दिया जाता हे । सो जो कोई सचौटी के 
साथ थोड़ा बहुत प्रेम अग लेकर उस अभ्यास को 
बराबर करता रहेगा ओर जहाँ तक मुमकिन है, मन के 
विकारों में नहीं बर्लेगा, लो उस पर सत्तपुरुष 
राधास्वामी दयाल अपनी दया फरमाते रहेंगे यानी 
उसके मन और सुरत को आहिस्ता २ घट मे ऊँचे की 
तरफ चढ़ाते जावेगे और माया और काल के विघ्नो से 
उसकी रक्षा करते रहेंगे। 


४५ - सब जीव थोड़े बहुत काल के करजदार 
हैं यानी उन पर पिछले अगले कर्म चढ़े हुए हैं। सो जो 
कोई सचौटी के साथ राधास्वामी दयाल की सरन में 
आया और सर्व अग करके उनका सेवक हो गया यानी 
और किसी में उसका परमार्थी भाव और इष्ट नहीं रहा 
और सलसग करके राधास्वामी दयाल के चरनों में प्रीत 
और प्रतीत शुरू की है तो ऐसे जीव को वे अपनी दया 
से अपनाते हैं, और फिर उसकी सब तरह से सम्हाल 
और रक्षा दया के साथ आप फरमाते हैं, और उसके 
कर्म जिस कदर जल्दी होता हे, काटते हैं और दिन २ 
प्रीत प्रतीत बढ़ा कर और अभ्यास मे तरक्की देकर एक 
दिन अपने निज धाम में बासा देंगो। 


| ५] राधास्वामीमत उपदेश. [९१ | मत उपदेश 
छठा भाग 


वर्णन हाल राधास्वामी दयाल की दया का 
वास्ते उद्धार जीवो के और जारी करने 
उपदेश के आम तौर पर। 


४६ - जिस किसी को कि कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल अपनी दया से साध या उत्तम प्रेमी 
सलसगी की गति बख्शी और उसके द्वारे ओर जीवो की 
परमाथी दुरुस्ती करवावे तो वे उनके परम सेवक होंगे 
और बाहर से जिस कदर कार्रवाई समझाने और बुझाने 
और अभ्यास में मदद देने और भक्ति और प्रेम बढ़ाने 
की जरूर है, वह उन साथ या प्रेमी सलसगी के हाथों 
से करवाते हैं और अंतर में जिस कदर कि मन और 
सुरत की चढ़ाई के वास्ते और काल और कर्म और 
माया वगैरा के विघ्नों के दूर करने के लिये मदद 
दरकार है, वह मेहर और दया से राधास्वामी दयाल 
अपने निज रूप से आप करते हैं, क्योकि वक्‍त उपदेश 
के हर एक सुरत का सूल यानी रिश्ता उसके घट में 
राधास्वामी दयाल के चरनों से लग जाता है और उसी 
रिश्ते के द्वारे परमार्थी अभ्यासी सुरत की प्रार्थना वगैरा 
की ख़बर चरनों में पहुँच सकती है और जब मौज होती 
है, तब दया की धार उसी रास्ते से उतर कर और 
अभ्यासी को रस देकर उसके प्रेम को बढ़ाती है । 

४७ - और जिस किसी को राधास्वामी दयाल 
अपनी मेहर से सत गति बख्शें यानी अपने धाम में 
बासा देवें, तो उसका निज रूप वही हुआ जो उनका 

है यानी शाब्द स्वरूप करके एकता हो गई और उसकी 


| ५२] प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग [ बचन | २] प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग [ बचन 
मोज वही होगी जो उनकी मौज है ओर जो उसके द्वारे 
जीवों का कारज करना मजूर है, तो वह अंतर और 
बाहर उनकी मौज के अनुसार जो कार्रवाई जीवों के 
उद्धार के वास्ते मुनासिब और जरूर है, जारी करेगा। 


४८ - खुलासा यह है कि कुल्ल कार्रवाई जीवो के 
उद्धार की कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल की मौज 
के मुवाफिक जारी होती है और वे आप निगरानी उस 
कार्रवाई की फरमा रहे है ओर अपनी खास दया जिस 
२ जीव पर जब २ और जेसी २ मुनासिब होती है करते 
हैं और दिन २ उसकी प्रीत और प्रतीत चरनों में 
अभ्यास के साथ बढ़ाते जाते हैं। 


४९ - इस वास्ते कुल्ल जीवों को जो राधास्वामी 
मल मे शामिल हैं, चाहिये कि उनके चरनो का इष्ट 
मजबूत बॉधे और उनके धाम में पहुँचने का इरादा ऐसा 
पक्का करे कि रास्ते में किसी स्थान पर थक कर या 
ललचा कर ठहरने की ख्वाहिश न होवे और जो जुगत 
चलने और चढ़ने की यानी ध्यान और भजन की उन्होने 
जारी फरमाई है, उसका अभ्यास बराबर नेम और प्रेम 
के साथ हर रोज करते रहें और जब २ मौका मिले 
सलसग भी करते रहें और सशय और भरम दूर करके 
प्रील और प्रतीत चरनो मे बढ़ाते रहें तो राधास्वामी 
दयाल की मेहर और दया से आहिस्ता २ उनका कारज 
बन जावेगा । 


सातवा भाग 
वर्णन जाहिरी आदाब और कायदा भक्ति 
का राधास्वामी दयाल के चरनो मे। 


| 4]. राधास्वामी मत उपदेश [९३ | मत उपदेश 

५० - कुल्ल जीवों को जो राधास्वामी मत में 
शामिल हैं मुनासिब और लाजिम है कि जहाँ तक बन 
सके, एक दफे आरे मे आकर राधास्वामी बाग में 
राधास्वामी दयाल की समाध और उनके निशानों का 
जैसे पलंग और कुरसी और भजन करने की चौकी का, 
भाव सहित दर्शन करें और वहाँ मत्था टेक कर अपना 
भाग बढ़ावे और समाध पर हार फूल चढ़ावे क्योंकि इन 
सब चीजों में जो कि उनकी सेवा में रही हैं, उनके 
चरनों की निर्मल और अमृत की धारा मौजूद है। 
राधास्वामी बाग के कुएं का जो जल है, वह राधास्वामी 
दयाल का मुखामृत और चरनामृत है, उसको जरूर 
पान कारें। 


५१ - राधास्वामी दयाल ने खुद अपनी ज़बान 


मुबारक से फरमाया कि जो कोई राधास्वामी बाग में 
आवेगा, उसको भजन करने के बराबर फायदा होगा 
और जो वहाँ बैठ कर भजन और ध्यान करेगा, उसको 
विशेष फायदा हासिल होगा यानी राधास्वामी दयाल की 
खास दया और मेहर का अधिकारी होगा। 


आठवा भाग 
वर्णन हाल उपदेश करताओ का और 
हिदायत मुनासिब उनके वास्ते 
५२ - जो कोई राधास्वामी दयाल के सेवकों में से 
जीवों को राधास्वामी मत का उपदेश देता है, उसके 
साथ उसके उपदेशी जो साध भाव का बर्ताव करें 
तो मुज़ायका नहीं, पर गुरु ओर सतगुरु और सत भाव 


कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल के चरनो मे लाना 
 चाहिये। 


| ५४] प्रेमपत्र राधास्वामी तीसरा भाग [ बचन | पत्र राधास्वामी तीसरा भाग [ बचन 

५३ - और जो कोई बिल्फर्ज किसी उपदेशक 
सतसगी के साथ अपनी हठ से गुरु भाव का बर्ताव करे 
तो खैर, लेकिन कुल्ल-मालिक और परम पुरुष पूरन 
धनी का भाव राधास्वामी दयाल के चरनो में जरूर 
लाना चाहिये। इसमें उसका कारज बहुत दुरुस्ती के 
साथ और निर्विघ्न बनेगा क्योकि राधास्वामी दयाल की 
मेहर और दया उसकी सम्हाल और रक्षा करेगी। 


५४ - जो कोई सतसंगी अभी आप ही अभ्यासी है 
और इजाज़त और हुक्म के साथ दूसरों को उससे 
उपदेश दिलवाया जाता है तो उसको मुनासिब है कि 
किसी अपने उपदेशी को अपने साथ साध भाव का 
बर्ताव न करने दे। सिर्फ इस कदर काफी होगा कि वे 
उसको अपना बड़ा भाई समझे और जो कोई उपदेशक 


सतसंगी ब-नजर अपने बचाव के इस कदर बर्तावा भी 
मज़ूर न करे तो वह अपने उपदेशियों के साथ बराबरी 
यानी मित्र भाव का बर्तावा जारी रक्खे और जो कोई 
उपदेशक सलसगी किसी किसम की बड़ाई का बर्तावा 
न मजूर करे, तो उसके उपदेशियों को चाहिये कि 
उसके साथ मित्र भाव बर्ते और साध भाव या बडे भाई 
का भाव न बर्ते और सत सतगुरु और कुल्ल-मालिक 
का भाव राधास्वामी दयाल के चरनो में लावे। 

५५ - राधास्वामी दयाल के किसी सेवक को जो 
जीवो को उपदेश राधास्वामी मत का देता है, किसी 
सूरत मे अपने उपदेशियों पर दावा गुरुवाई का बाँधना 
नहीं चाहिये। यह स्वभाव और दस्तूर संसारी यानी 
लोभी और मानी उपदेश करताओं का है। जो यही 
हालत राधास्वामी दयाल के सेवक की हुई तो वह भी 


22 


| ५] राधास्वामी मत उपदेश [९६५ | मत उपदेश 
ससारी गुरुओ मै दाखिल हुआ। फिर उसके उपदेश से 
जीवो को असली फायदा बहुत कम होगा यानी उनके 
मन की गढ़त बिल्कुल नहीं होवेगी और इस सबब से 
अभ्यास में तरक्की भी नहीं होगी और कर्म भर्म और 
संशय भी दूर नहीं होंगे क्योकि लोभी और मानी गुरू 
अपने सेवको से आप डरता रहता है कि कहीं उसको 
छोड़ न देवें जिससे उसकी आमदनी मे खलल पड़े। 


५६ - राधास्वामी मत में गुरु सलगुरु और सत, 
नाम कुल्ल-मालिक का है और उपदेश कर्ता का दरजा 
साध या बड़े भाई या मित्र के मुवाफिक होना चाहिये 
और इस मे भी उपदेश कर्त्ता को लिहाज रखना चाहिये 
कि अपनी हालत को परखता चले और मान बड़ाई 
और धन की चाह लेकर उपदेशियो से साध भाव का 


बर्तावा मजूर न करे, नहीं तो धोखा खावेगा और उस 
के उपदेश से जीवो को भी कुछ फायदा हासिल न 
होगा। 

५७ - कोई अपने आप से गुरु नही बन सकता है। 
जब उपदेशियों को उसकी निसबत ऐसा भाव आवे 
और वे उसके मुवाफिक उससे बर्ताव करना चाहे, तो 
भी उसको मुनासिब है कि जहाँ तक बने अपना बचाव 
करे और जो वे निहायत दरजे की हठ करें, तो उनके 
प्रेम और भक्ति के बढ़ाने के वास्ते उनकी उमंग से कम 
दरजे की सेवा मंज़ूर करे ओर होशियारी और अहतियात 
रक्खे कि उसका मन फूलने न पावे यानी गुरुवाई का 
अहंकार न लावे और किसी बात में बे-एहतियाती और 
बे-परवाही और निडरता के साथ बर्ताव न करे, नही तो 
अपना अकाज करेगा और जीवों को भी उससे थोड़ा 

बहुत परमाथी और दुनियावी नुव पहुँचेगा । 


| ५६] प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग [ बचन | ६ | प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग [ बचन 


५८ - जो उपदेश कर्ता आप सच्चा परमाथी है, वह 
आप भी निर्बध होने का जतन करता रहेगा और अपने 
उपदेशियों के भी बधनो को सहज २ ढीला करता और 
काटता जावेगा । न कि उपदेशियो के सग अपने वास्ते 
नया बधन पैदा करेगा और उन पर दावा गुरुवाई का 
बॉध कर जोर चलावेगा या किसी तरह की उनकी 
तहकीकात और तलाश मे (जो उनके मन में अभी पूरी 
प्रतीत राधास्वामी मत की नहीं आई है या किसी तरह 
के शक और शुभे बाकी हैं या किसी और इष्टो में 
उनका मन अभी बँधा हुआ है) हर्ज और खलल डालेगा, 
इस खौफ से कि कहीं वह उसको छोड़ न जावे और 
उसकी मान बड़ाई और आमदनी में घाटा न होवे। 


५ ९ - यह हालत ससारी और नसली गुरुओ की है 


और जो कोई ऐसा बर्ताव करेगा, उससे जीवो का 
कारज कुछ नही बन सकेगा और न उनकी टेक पिछले 
इष्टो और कर्म धर्म की काटी जावेगी और न 
राधास्वामी मल की पूरी प्रतीत आवेगी और न 
राधास्वामी दयाल के चरनो का पक्का और सच्चा इष्ट 
बँधेगा | 


६० - जो हाल कि ऊपर लिखा गया, अभ्यासी 
सतसंगियों का हे, जिन्होंने मान बड़ाई और धन और 
भोगो के लालच से बगेर हुक्म और इजाज़त के उपदेश 
करना शुरू कर दिया है या थोड़ी सी इजाज़त खास 
शर्तों के साथ हासिल करके और फिर उन शर्तों को 
भूल कर मनमुखतला के साथ कार्रवाई उपदेश की आम 
तौर पर जारी कर दी हे। इन लोगो को अपने परमार्थी 
फायदे का ख्याल पेश-नजर रख कर ऊपर की हिदायत 

के मुवाफिक अमल दरामद करना चाहिये और जो कोई | 


| ५]. राधास्वामी मत उपदेश [ ९७ | मत उपदेश 


उनको उनकी नाकिस कार्रवाई से आगाह करके सलाह 
मुनासिब देवे, उसका बचन प्यार भाव से सुन कर और 
अपने मन में गौर और विचार करके, मानना चाहिये, न 
कि उससे नाराज होकर और उसको ईईर्षावान समझ 
कर अपने उपदेशियों का गोल जुदा बाँध कर और 
सतसग से अलेहदा होकर अपनी गुरुवाई न्यारी चलाना । 


६१ - जो कितने ही साधू या गृहस्थ सतसंगी इस 
तरह की कार्रवाई करेंगे तो बहुत से जुदे २ गोल हो 
जावेगे और एक दूसरे का आपस मे इत्तिफाक न होगा 
और जो वे साधू या गृहस्थ सतसंगी अपने आप को 
गुरु और सतगुरु थाप कर अपनी पूजा और मानता 
जुदी जारी करेंगे ओर राधास्वामी दयाल की संगत और 
गुरुद्वारे से जो आगरे मे है, अपना ताल्लुक न रक्खेंगे 
या मेल मिलाप छोड़ देंगे तो कुल्ल-मालिक राधास्वामी 
दयाल का इष्ट और उनके चरनो की भक्ति आहिस्ता 
२ कम या गुम हो जावेगी। इसमें बड़ा भारी हर्ज 
राधास्वामी मल के प्रकाश मे वाके होगा और यह भारी 
नुकसान उनके सबब से पैदा होगा, जो ऐसी कार्रवाई 
मन हठ और अहंकार और ख़ुद-मतलबी की वजह से 
शुरू करेंगे और समझौती पाने पर भी उस को अपने 
तौर से जारी रकक्‍्खेंगे। 


६२ - मुनासिब तो यह है बल्कि हर एक राधास्वामी 
मत के सतसगी पर फर्ज है कि जो २ राधास्वामी 
दयाल का इष्ट रखते हैं और राधास्वामी धाम में 
पहुँचना चाहते है, वे सब आपस में भाईचारे के तोर पर 
बर्ताव करें और एक दूसरे से भाव और प्यार के साथ 
पेश आवे, न कि अपने २ उपदेशक की टेक बाँध कर 

 कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल का इष्ट भी ढीला कर, 


| ५८] प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग [ बचन | ८] प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग [ बचन 
दे और एक दूसरे की ईर्षा करके आपस में विरोध पैदा 
करें। यह बड़ी लज्जा की बात है और इस मत पर जो 
कि आम भाईचारे का रिश्ता मज़बूत करने वाला है, 
भारी इलज़ाम लाती है और कुल्ल-मालिक राधास्वामी 
दयाल की मौज के बरखिलाफ है । 


नवा भाग 


हिदायत उपदेशियों को 
किस्म पहिली 
साधू और सलसगियों के उपदेशियों को 


६३ - जिस किसी के मन में सच्चे मालिक के 
मिलने और अपने पूरे उद्धार कराने की चाह है, उसको 


चाहिये कि जहाँ तक मुमकिन होवे, सत सतगुरु या 
साधगुरु से उपदेश लेवे और जो वे न मिले तो उनके 
सच्चे प्रेमी सतसंगी से, गृहस्थ होवे या विरक्त, उपदेश 
लेकर अभ्यास शुरू करे और राधास्वामी दयाल का 
इष्ट बाँध कर उनके चरनों में प्रीत और प्रतीत बढ़ावे। 
वे अपनी मेहर से उस का संजोग संत सतगुरु या 
साधगुरू से, जब मुनासिब होगा, मिला देंगे। 

६४ - जो उसके मन में उमंग सेवा की पेदा होवे, 
तो लन और धन की सेवा राधास्वामी मत के 
साधू और सलसगियों की भाव के साथ करे, लेकिन 
मन राधास्वामी दयाल के चरनो मे लगावे। 


६५ - उपदेशा कर्ता को, वक्त लेने उपदेश क, 
अपना गुरू न बनावे। लेकिन उसको साधन करने 
वाला समझ कर उसका प्यार और भाव के साथ 


| ५] राधास्वामी मत उपदेश [९९ | मत उपदेश 
सतसंग करे और जब २ उमंग होवे और वह | करे 
तो तन धन की भी सेवा करे और राधास्वामी दयाल के 
चरनों का इष्ट बाँध कर अपना अभ्यास जारी रक्रबे 
और संत सलगुरु से मिलने की चाह मन में रक्खे और 
जब मौज से वे मिल जावे तब उन से गहरी प्रीत करे। 


६६ - जब सत सतगुरु से मेला होगा तब इसको 
घट में परचे मिलेंगे और बाहर से भी सलसग में इसको 
रस विशेष आवेगा और सशय और भरम सहज में दूर 
होते जावेंगे और प्रीत और प्रतीत कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल के चरनो में, और भी सुरत शब्द 
मार्ग की, बढ़ती जावेगी । इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता 
थोड़ी थोड़ी पहिचान संत सतगुरु की होती जावेगी । 


७ - जो कोई उपदेशकर्त्ता उपदेशी पर दावा 


गुरुवाई का बाँधे या और किसी किस्म का ज़ोर या 
हुक्म चलावे या उसको खोज और तलाश से बाज़ 
रवरखे और उसके संग से सच्चे परमार्थी की हालत 
थोड़ी बहुत न बदले यानी प्रीत और प्रतीत राधास्वामी 
दयाल के चरनों मे बढ़ती न जावे और ससार की तरफ 
से किसी कदर बेराग या उदासीनता चित्त मे न आवे, 
तो उस उपदेशक को सच्चा गुरू नहीं समझना चाहिये, 
उसके सग से उपदेशी का सच्चा और पूरा उद्धार नही 
होगा । ऐसी सूरत मे उपदेशी को ऐसे उपदेशक के 
साथ सिर्फ साध भाव मानना चाहिये और पूरे गुरू का 
खोज, वास्ते अपने पूरे उद्धार के, जारी रखना मुनासिब 
है और जब तक पूरे गुरू से मेला नहीं होगा, तब 
तक कल्ल मालिक राधास्वामी दयाल जिस कदर 
मुनासिब होगा, ऐसे उपदेशी की सम्हाल फरमावेंगे 


| १०० ] प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग [ बचन | ०० | प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग [ बचन 

६८ - जब सत सतगुरु मिल जावें, तो उपदेशी 
सलसगी को मुनासिब है कि पहले उपदेश कर्ता से भी 
मेल ब-दस्लूर जारी रकखे। लेकिन जो वे उसको सत 
सतगुरु की भक्ति से हटावे या उसमें विघ्न डालें तो 
संत सतगुरु से आर्ज हाल करके और उनकी आज्ञा 
लेकर उस उपदेशकर्त्ता से आइन्दा को मेल मिलाप 
ढीला कर दे या जो मुनासिब होवे, बिल्कुल मौक़्फ कर 
देवे। 


६९- जो वे उपदेश-कर्त्ता सच्चा शौक परमार्थ का 
रखते होगे, तो वह आप सतगुरु से मिलेगे और अपने 
उपदेशी को भी मिलावेंगे और इसमे सबकी प्रीत 
परस्पर बढ़ेगी और राधास्वामी दयाल के चरनों मे 
भक्ति ज्यादा मजबूत होगी और जो वे उपदेशक मानी 


और लोभी है और अपने परमार्थी नफे नुकसान का 
कुछ ख्याल नहीं करते तो वे आप भी सतगुरु से नहीं 
मिलेंगे और न अपने उपदेशी को मिलने की इजाजत 
देंगे और जो वह उनका कहना नहीं मानेगा, तो उससे 
विरोध और लड़ाई करने को तैयार होगे। ऐसे उपदेशक 
से सच्चे परमार्थी को मेल रखना मुश्किल होगा और 
उनसे एक न एक दिन नाता मुहब्बत का तोड़ना पड़ेगा 
और इस हालत मे उस पर किसी किस्म का दोष नहीं 
आ सकला। 
नवा भाग 
किस्म दूसरी 
नसीहत संतों के उपदेशियो को 

७० - जिन लोगों ने कि सत सतगुरु या साधगुरू 

से उपदेश लिया है, उनको चाहिये कि सत सतगुरु या | 


| 4]. राधास्वामी मत उपदेश [१०१ | मत उपदेश [ १०१ 


साधगुरू से गहरी प्रीत करें और होशियारी से उनका 
सलसग करे और जिस कदर कि अलर और बाहर के 
सलसग और परचो वगेरा से पहिचान उनकी होती जावे 
उसी कदर उनके चरनों मे प्रीत और प्रतीत बढ़ाते जावे 
और कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल के चरनो में पूरी 
प्रीत और प्रतीत लावे, तब कारज उनका दुरुस्त बनेगा 
क्योकि निज स्वरूप सत सतगुरु और राधास्वामी 
दयाल का एक ही है। 


७१ - ज़ाहिर है कि कुल्ल मालिक राधास्वामी 
दयाल के चरनों मे सतसंग करके और राधास्वामी मत 
और उसके भेद का निर्णय सुन कर पूरी प्रतीत आ 
सकती है और फिर प्रीत भी उनके चरनों मे यानी अतर 
शब्द स्वरूप में (जो उनका निज रूप है) की जा 
सकती है और इस तरह अलर अभ्यास और बाहर का 
सलसग दिन २ शौक के साथ जारी रह सकता है। 


७२ - लेकिन सत सतगुरु और साध गुरु के चरनो 
मे एकाएक ऐसी प्रीत और प्रतीत (जब तक कि थोड़ी 
बहुत उनकी पहिचान न आवे) नहीं हो सकती और यह 
पहिचान, उनकी दया पर मौक़्फ है, चाहे वे अतर और 
बाहर परचे देकर जल्द उपदेशी की हालत को (जो वह 
सच्चा और उत्तम अधिकारी है) बदल देवें यानी उसको 
थोड़ा बहुत प्रेम बर्हा देवे या जो वह मध्यम और 
निकृष्ट अधिकारी है, तो बाहर सतसंग और अतर 
अभ्यास कराके आहिस्ता २ उसकी हालत बदलें। पर 
इन दोनो सूरतों मे उपदेशी को लाज़िम और जरूर है 
कि कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल के चरनो में पूरी 
प्रतीत और उनकी दया का भरोसा लावे, तो उसको 


| १०२] प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग [ बचन | ०२] प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग [ बचन 


हर हालत मे अतर और बाहर सहारा मिलता रहेगा और 
जब २ सन्त सतगुरु या साधगुरू की तरफ से उसका 
मन रूखा और फीका हो जावेगा उस वक्त राधास्वामी 
दयाल उसकी मदद फरमावेंगे, जो वह उनकी बानी 
का पाठ और अलर अभ्यास यानी ध्यान और भजन 
करता रहेगा । 


७३ - सतगुरु स्वरूप में पूरा २ भाव और पूरी 
प्रतीत एक बारगी आनी मुशकिल है और फिर उसका 
बराबर एक रस कायम रहना निहायत कठिन है। इस 
वास्ते जो कोई दानाई के साथ चाल चलेगा यानी 
कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल के चरनों मे पूरी प्रीत 
और प्रतीत करेगा, तो वह किसी वक्‍त सतगुरु से 
कतई बे-मुख नहीं होगा, क्योंकि देह रूप से सतगुरु 


और राधास्वामी दयाल जुदा मालूम होते हैं, लेकिन 
निज रूप यानी शाब्द स्वरूप उनका एक ही है। तो जब 
कोई सलगुरु से रूखा फीका हो गया और राधास्वामी 
दयाल के चरनों में उसका भाव ब-दस्लूर रहा, तो वह 
असल में सलगुरु से भी बे-मुख नही हुआ। सिर्फ उनके 
देह स्वरूप की लरफ उसका भाव घट गया और 
जाहिरी बर्ताव में रूखा फीका हो गया, पर उनके शब्द 
स्वरूप को, जो राधास्वामी दयाल के चरनों में प्रीत 
और प्रतीत रही आई, ब-दस्लूर पकड़े रहा और उससे 
बे-मुखता नहीं हुई। इस सूरत मे अतर अभ्यास और 
बानी का पाठ करने से जल्द या थोड़ी देर के बाद 
उसकी प्रीत सतगुरु के देह स्वरूप में राधास्वामी 
दयाल की दया से ब-दस्लूर हो जावेगी। 
७४ - इस वास्ते कुल्ल उपदेशी यानी सलसगियों 
पर फर्ज़ है कि अपने फायदे के वास्ते कुल्ल-मालिक, 


| ५] राधास्वामी मत उपदेश [१०३ | मत उपदेश [ १०३ 


राधास्वामी दयाल के चरनों में गहरी और पूरी प्रतीत 
और प्रीत करें और सतगुरु स्वरूप में भी जहाँ तक बन 
सके, पूरा प्यार और भाव लावे और उनके देह स्वरूप 
को ऐसा समझें कि राधास्वामी दयाल अपने निज पुत्र 
यानी निज धारा के वसीले से आप उस स्वरूप में 
प्रवेश करके उनका कारज जिस कदर कि बाहर से 
सँवारना मजूर है, बनाते हैं और अतर में अपने निज 
रूप यानी शब्द स्वरूप से सम्हाल करते हैं। 


७५ - और राधास्वामी दयाल के देह स्वरूप मे जो 
उन्होंने धारन करके राधास्वामी मत का प्रकाश किया 
और सहज जुगल मन और सुरत के चढ़ाने की सुरत 
शब्द मार्ग से (जिससे जीव का सच्चा उद्धार मुमकिन 
है) प्रकट करी, पूरा भाव और प्यार लाना चाहिये और 


बारबार उनका शुकराना अदा करना चाहिये कि अति 
दया करके, वास्ते जारी रखने उपदेश और उद्धार 
जीवों के, सत सतगुरु ओर साधगुरू और प्रेमी सतसगी 
बनाते और पैदा करते जाते हैं। अगर सत सतगुरु के 
स्वरूप को पिता माना जावे तो राधास्वामी दयाल के 
स्वरूप को महापिता मानना चाहिये क्योंकि वे सत 
सतगुरु और साधगुरू के बनाने वाले और पैदा करने 
वाले हैं और उन्ही की मौज और दया की ताकत से यह 
दोनो अपनी कार्रवाई जारी करते हैं और उन्हीं का 
भरोसा रख कर जीवों को उपदेश निज धाम मे पहुँचने 
का करते हैं और आप भी उसी धाम के बासी हैं। 
७६ - सत सतगुरु को कुल्ल मालिक 
राधास्वामी दयाल का पुत्र मानना चाहिए, सो जब 
किसी को उन की थोड़ी बहुत पहिचान आवे, उसको 
| मुनासिब है कि सत सतगुरु के चरनों मे पिता का भाव | 


| १०४] प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग [ बचन | ०४ ] प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग [ बचन 


लावे और कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल के चरनो में 
(जो सत सतगुरु के पिता है)परम पिता या महा पिता 
का भाव लावे। इस तरह उसकी प्रीत दोनो स्वरूपो मे 
(यानी देह स्वरूप और शाब्द स्वरूप मे) दुरुस्ती के 
साथ कायम रहेगी और बढ़ती जावेगी । 


७७ - इस कदर भेद जो ऊपर किया गया, उस 
हालत में मानना होगा कि जब किसी को थोड़ी बहुत 
परख और पहिचान संत सतगुरु की आई है। नही तो, 
आम तौर पर कुल्ल सलसगियो को चाहे उन्हौने उपदेश 
संत सतगुरु से लिया है या किसी सलसंगी से, मुनासिब 
और लाजिम है कि राधास्वामी दयाल को कुल्ल-मालिक 
यानी परम पुरुष पूरन धनी मान कर, उन्ही के चरनों 
में प्रेम प्रीत करें और उनके शाब्द स्वरूप में भाव और 
प्यार लाकर, उमग के साथ अन्तर अभ्यास में लगे तब 
अहिस्ता २ उनकी दया की परख आती जावेगी और 
फिर जो उपदेशक संत सतगुरु हैं, तो उनकी गति 
और महिमा की भी खबर पड़ती जावेगी और उनमे भी 
भाव ओर प्यार उस दरजे का, जो कि कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल के निज और प्यारे पुत्र में लाना 
चाहिये, आता जावेगा। 


नवा भाग 


किस्म तीसरी 
हिदायत कुल्ल उपदेशी यानी राधास्वामी 
मलत के सलतसगियो को 
७८ - कुल्ल जीवो को जब कि वे 
राधास्वामी मत मे शामिल होवे और उपदेश सुरत शब्द 


| 4]. राधास्वामी मत उपदेश [१०५ | मत उपदेश [ १०५ 
मार्ग का लेकर अंतर अभ्यास में लगें, लाजिम हे कि 
राधास्वामी दयाल को कुल्ल-मालिक और कुल्ल कर्त्ता 
और सर्व समर्थ और प्रेम और ज्ञान का भडार समझे 
और उनके देह स्वरूप को जो उन्होंने धारन करके 
राधास्वामी मत को प्रकट किया और सहज जुगल सुरत 
शब्द मार्ग की, वास्ते चढ़ाने मन और सुरत के बलाई, 
कुल्ल-मालिक राधास्वामी का औतार स्वरूप समझें 
और दोनों में गहरी प्रतीत और प्रीत लावे और उनकी 
मेहर और दया का आसरा और भरोसा लेकर अभ्यास 
शुरू करें । 

७९ - और जो कि कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल 
अपने निज स्वरूप से कुल्ल के करता और धरता हैं 
और कुल्ल रचना उनके आधीन है, इस वास्ते सच्चे 
मन से उनके चरनो की ओट और सरन लेना हर एक 
सतसंगी पर फर्ज है यानी सब कामों मे उनकी मौज 
और दया का आसरा और भरोसा रखना चाहिये और 
उन्ही को अपना सच्चा हितकारी और उद्धार कर्त्ता 
समझ कर उनका इष्ट और उनके चरनो में यानी 
उनके निज धाम मे पहुँचने का इरादा पक्का और 
मजबूत करना चाहिये। तब उससे अभ्यास दुरुस्ती से 
बनेगा और कुछ अतर में रस भी आवेगा और दिन दिन 
तरक्की होती जावेगी और शौक भी बढ़ता जावेगा। 


८० - गुरु स्वरूप में जो कि देह धारी है, गहरा 
भाव और प्यार जेसा कि कुल्ल-मालिक के चरनों में 
पैदा हो सकता है, आना बहुत मुश्किल है, जब तक कि 
सलसग और अभ्यास करके उनकी थोड़ी बहुत परख 
और पहिचान न आवे। इस वास्ते बिना पहिचान के जो 


| १०६ ] प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग [ बचन | १०६ | प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग [ बचन | 
कोई उनकी महिमा करेगा, वह सुनी हुई या पढ़ी हुई 
होगी और जब तक कि अतर हिरदे से भाव और प्यार 
न उपजेगा, तब लक भक्ति के अगों मे जैसा कि 
चाहिये, अतर और बाहर दुरुस्ती और सचोटी के साथ 
नहीं बर्ता जावेगा | 
८१ - लेकिन जब किसी को अंतर में रस और 
आनन्द मिलेगा और शुकराने में सेवा की उमंग उठेगी, 
उस वक्त जो वह राधास्वामी दयाल के साथ बर्ताव 
करना चाहे, उसको मुनासिब है कि संत सतगुरु या 
साध और सतसगी के साथ थोड़ा बहुत वही बर्तावा करे 
क्योकि राधास्वामी दयाल ने फरमाया है कि संत 
सतगुरु उनका निज रूप और साध और सतसंगी 
उनके देह स्वरूप हैं। जो कोई उनकी सेवा करेगा वह 
राधास्वामी दयाल की सेवा में शुमार की जावेगी और 
उसका फल यानी भक्ति और प्रेम वे अपनी मेहर से 
आप देवेगे। 
दसवा भाग 
किस्म पहिली 
जवाब बाजे सवालों और सदेहौ का जो 
कि प्रेमी अभ्यासियो के मन में निसबल बर्ताव 
भक्ति के, सतगुरु स्वरूप और कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल के चरनो मे, अक्सर पैदा 
होते हैं। 
८२ - जो कोई कहे कि राधास्वामी दयाल की बानी 
में जहाँ लहाँ महिमा संत सलगुरु स्वरूप की कही है 
| और यह कि जब तक कि गुरु स्वरूप में पूरा प्यार नही | 


| ५] राधास्वामी मत उपदेश [१०७ | मत उपदेश [ १०७ 


आवेगा तब तक शाब्द यानी निज स्वरूप की प्राप्ति नहीं 
होगी, यह बचन सच्च है। लेकिन समझना चाहिये कि 
ऐसा भाव और प्यार गुरु स्वरूप में, जब तक कि 
सलसग और अभ्यास करके कुछ अतर में रस नहीं 
मिलेगा और थोड़ी बहुत पहिचान नहीं आवेगी, नहीं 
आवेगा और जब तक कि ऐसी हालत न होवे तब तक 
ब-दस्तूर मुख्यता प्रेम और प्रीत की कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल के चरनों में करना चाहिये। 

८३ - संत मत में प्रेम की भारी महिमा हे और सबब 
उसका यह है कि जहाँ जिसका सच्चा ओर पूरा प्रेम है, 
वही उसका तन मन धन सहित झुकाव होता है ओर या 
तो वह आप चल के प्रीतम से मिलता है या प्रीतम 
उसको आप बुला लेता है या आप ही चल कर उससे 
मिलता है। 

८४ - परमार्थ मे जब किसी का सच्चा प्रेम, महिमा 
सुन कर और जगत और उसके पदार्थो की नाशमानता 
देख कर, कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल के चरनों 
में आया, तब राधास्वामी दयाल दया करके अपने पुत्र 
यानी निज धारा के वसीले से, आप उस प्रेमी को 
-चरनों में लगाते हैं और रास्ते का भेद देकर उसको 
निज धाम में बुलाने और पहुँचाने के निमित्त जुगती के 
साथ अभ्यास कराते हैं। यह पुत्र यानी निज धारा का 
स्वरूप उन्ही का देह स्वरूप है और इसका और उनका 
निज स्वरूप एक ही है। लेकिन जो कि देह स्वरूप की 
पहिचान कठिन है, इस सबब से प्रथम निज रूप की 
महिमा प्रेमी के हृदय मे बसा कर उसी में उसकी प्रीत 
और प्रतीत लगाते हैं और उसी स्वरूप से मिलने का 

जलन यानी सुरत शाब्द मार्ग का अभ्यास कराते हैं। 


| १०८ ] प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग [ बचन | ०८ ] प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग [ बचन 


८५ - निज स्वरूप की महिमा और बडाई हर 
हालत मे ज्यादा से ज्यादा है और प्रेमी का बगेर उस 
स्वरूप की प्राप्ति के कारज पूरा नही बन सकता है। 
इस वास्ते जो कार्रवाई मुवाफिक ऊपर की दफै के 
उससे शुरू कराई गई, वह हर हालत में दुरुस्त है। 


८६ - लेकिन जो कि प्रेमी, ससारी रूपो में पहिले 
से लगा हुआ और अटक रहा है ओर कुल्ल-मालिक के 
निज रूप को न तो देखा है और न उसका सतसंग के 
बचन सुन कर अच्छी तरह अनुमान कर सकता है, इस 
वास्ते जैसा चाहिये उसमें प्यार नही आ सकता। 


८७ - पर उसी निज स्वरूप का जो देह स्वरूप 
यानी सल सतगुरु रूप है, वह उन्ही रूपो के मुवाफिक 
है जिन में प्रेमी अपने स्वभाव के मुवाफिक ससार में 


प्रीत लगाता आया है। इस सबब से जो थोड़ी बहुत भी 
पहिचान संत सतगुरु की आ जावे, तो यह प्रेमी उनके 
स्वरूप में विशेष प्यार आसानी से ला सकता है और 
अनेक तरह की सेवा तन मन धन से करके उस प्यार 
को बढ़ा सकता है और फिर उसी स्वरूप का अतर में 
स्थान २ पर ध्यान करके और जब लब मेहर और दया 
से दर्शन पाकर अपने मन और सुरत को उनके चरनों 
के स्पर्श करने के निमित्त सहज में चढ़ा सकता है ओर 
आहिस्ता २ एक दिन धुर धाम में पहुँच सकता है। 

८८ - जिस वक्त कि ध्यान की मदद से मन और 
सुरत सिमट कर किसी स्थान पर पहुँचेंगे या जम 
जावेगे, तब शाब्द भी साफ सुनाई देवेगा और उसकी 
धुन को पकड़ के सुरत जल्द चढ़ेगी। 

८९ - नीचे के स्थानो यानी षट चक्र में सिमटाव | 


| 4]. राधास्वामी मत उपदेश [१०९ | मत उपदेश [ १०९ 


और चढ़ाई बगेर मदद और ध्यान गुरु स्वरूप के किसी 
कदर मुमकिन है यानी वहाँ ध्यान मुकामी स्वरूप का 
किसी कदर काम दे सकता है। लेकिन ऊँचे मुकामों 
की चढ़ाई सिफ शाब्द के आसरे, बगेर मदद गुरु 
स्वरूप के, मुश्किल है। 


९० - जो कोई कहे कि गुरु स्वरूप नाशमान है, 
उसका ध्यान करना फिज़ूल है और वह पूरा फायदा 
नही देगा, उसका यह जवाब है कि जो आकार गुरु 
स्वरूप का प्रेमी ध्यानी के अंतर में प्रकट होगा और 
होता है, वह स्वरूप चैतन्य अतरजामी आप धारन 
करता है और जो कि चैतन्य अविनाशी है और 
प्रेमी ध्यानी के सदा संग है, इस वास्ते वह स्वरूप भी 
अविनाशी और सदा ध्यानी के संग रहेगा, जहाँ तक कि 
रूप और आकार की रचना है और जहाँ से कि अरूपी 
कारखाना शुरू हुआ है, वहाँ तक वही स्वरूप प्रेमी को 
पहुँचा देगा और अरूप से मिला देगा और जिस कदर 
कि चढ़ाई रास्ते में होती जावेगी, उसी कदर वह 
आकारी स्वरूप झीना और सूक्ष्म और ज्यादा से ज्यादा 
नूरानी होला जावेगा और एक दिन अरूप से मिला कर 
छोड़ेगा ओर वहाँ पर सतगुरु का आकारी स्वरूप और 
उनका निज रूप (जो अरूप है) और प्रेमी सेवक का 
रूप भी जो ऊचे देश में चढ़ाई के साथ सूक्ष्म और 
नूरानी होता चला गया है, सब एक यानी अरूप हो 
जावेगे और फिर निराकार यानी अरूपी स्वरूप से यह 
प्रेमी सेवक अपने कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल के 
दर्शनों के आनद और बिलास को प्राप्त होगा। 


९१ - इस तौर से सतगुरु स्वरूप मे प्रेम और प्रीत 
| लगाने से बहुत जल्द प्रेमी का बधन बाहर के रूपों से 


| ११०] प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग [ बचन | ११० | प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग [ बचन | 
ढीला और कम हो जाता है और अतर मे चढ़ाई निज 
रूप से चल कर मिलने के निमित्त आसान हो जाती है। 


९२ - लेकिन हर सूरत ओर हालत मे कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल और उनके निज स्वरूप की (जो कि 
अथाह और अपार और अनंत और प्रेम और ज्ञान का 
भडार है) महिमा और बड़ाई और मुख्यता भक्ति भाव 
की अतर और बाहर बर्तावे में ब-दस्तूर जारी रहेगी 
क्योंकि वही सतगुरु का निज स्वरूप है और सेवक के 
पहुँचने का निज धाम है यानी वही जाकर उसकी भक्ति 
पूरन होगी और वहीं उसको पूरन और अमर आनन्द 
प्राप्त होगा । 


दसवाँ भाग 


किस्म दूसरी 

जवाब बाज लरको का जो कोई २ 
सतसंगी और दुनिया के लोग निसबल बर्तावे 
समाध और तसवीर राधास्वामी महाराज के 
करते हैं। 

९३ - कोई २ सलसगी और सूरत पूजा वाले ऐसी 
तर्क करते हैं कि राधास्वामी बाग मे जो समाध और 
तसवीर पर हार फूल चढ़ाये जाते हैं और परशाद भेट 
भी रक्खा जाता है, यह कार्रवाई मूरल पूजा वालों के 
मुवाफिक है। सो यह कहन और समझ उनकी बिल्कुल 
गलत है। यहाँ यह कार्रवाई निशान सिर्फ अदब और 
प्यार का है क्योकि जो नये सतसंगी, राधास्वामी मल 
के, आते हैं वह बहुत शौक के साथ देखना चाहते हैं 

कि कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल का कैसा स्वरूप | 


| 4]. राधास्वामी मत उपदेश [१११ | मत उपदेश [ १११ 


था और वे तसवीर का दर्शन करके बहुत खुश होते हैं 
और जो राधास्वामी दयाल के चरनों मे भाव और प्यार 
के सबब से उमंग सेवा की उनके मन में पैदा होती है, 
तब वे हार और फूल और शीरीनी और नकद वगैरा 
वहाँ पेश-कश करते हैं यानी सनमुख रखते हैं। हार 
और फूल उलट कर चढ़ाने वालों को दे दिया जाता है 
और शीरीनी साधुओं और सतसगियों को वहीं तकसीम 
कर दी जाती है और नकद रुपया साधुओ ओर बाग के 
खर्च में आता है। 


९४ - आम तौर पर मन का खवास है कि जिस 
किसी की परमार्थ मे या दुनिया में बड़ाई और महिमा 
सुने तो उसके दर्शनों की उमंग और चाह उठाता है 
और जो वे उस वक्त मौजूद न होवे, तो उनकी 
तसवीर या निशान के देखने को चाहता है और उसको 
देख कर बहुत मगन होता है। 

९५ - अब ख्याल करो कि कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल के दर्शनो की या उनकी तसवीर या 
निशानों के देखने की किस कदर अभिलाषा सतसंगी 
के दिल में (कि जिसने उनके निज स्वरूप का इष्ट 
धारन किया है और उनके निज धाम में पहुँचना चाहता 
है) पैदा होनी चाहिये और जब वह इस इरादे से शहर 
आगरे मे पहुँच कर राधास्वामी बाग में (जहाँ कि 
महाराज कुछ अरसे तक रहे) जाता है और उनकी 
यादगार समाध और तसवीर और पलग और भजन 
करने की चौकी और खड़ाऊं वगेरा का दर्शन करता है, 
उस वक्त उसका चित्त निहायत मगन होता है और 
उसके मन में भाव और प्यार ज्यादा पैदा होता है और 
जैसे कि कोई अपने प्यारे से मिलने को जावे, उस | 


| ११९] प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग [ बचन | १२] प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग [ बचन 
वक्त कोई चीज उम्दा या तोहफा उसके लायक ले 
जाता है, वैसे ही यह प्रेमी अपनी ताकत के मुवाफिक 
भेंट और शीरीनी और हार फूल वगैरा पेश करता है 
और जो उमग ज्यादा है तो जिस कदर बन सके, उस 
मकान की और भी साधुओं की जो वहाँ रात दिन रहते 
है, तन की सेवा करके अपना परमार्थी भाग बढ़ाता हे। 


९६ - क्योकि जब राधास्वामी दयाल सर्व समर्थ 
और कुल्ल-मालिक हैं और वक्त छोड़ने चोले के उन्होने 
अपनी ज़बान मुबारक से फरमाया कि हम बराबर 
निगरानी सलसगियो की रक्रबेगे तो जो कोई उनके 
चरनों में भाव और प्यार लाता है या उनकी महिमा सुन 
कर उमग के साथ कोई सेवा करता है, तो वे जरूर 
उस पर थोड़ी बहुत दया फरमावेंगे यानी उस को 
भक्ति और प्रेम दान देंगे। 


९७ - इस किस्म का बर्तावा सूरत पूजा में किसी 
तरह दाखिल नहीं हो सकता। हर मुल्क में और हर 
शहर में हर एक अपने २ प्यारे रिश्तेदार या दोस्त 
की यादगार या निशान या लसवीर को बारम्बार 
देखना चाहता है और उसकी समाध या कबर पर 
वकलन फवक्लन हार फूल और उम्दा चीज़ खाने पीने 
की पेश करता है यानी चढ़ाता है। फिर जो परमार्थी 
लोगो ने अपने मत के आचार्य की तसवीर या निशान 
या समाध के साथ ऐसी कार्रवाई करी तो क्या अचरज 
है और वह किस तरह मूरत पूजा में दाखिल हो सकती 
है? खास कर जब कि वहीं बाग मे सतसंग मौजूद है 
और सूरत पूजा वगैरा का बराबर खंडन होता है, और 
भी बानी मे जा-ब-जा शब्द और सतगुरु वक्‍त की भक्ति 

| का हुक्म है। 


| ५] राधास्वामी मत उपदेश [११३ | मत उपदेश [ ११३ 

९८ - लोग अपनी अन-समझता और अ-विचारता 
से तर्क और तान और ठठोली की बातें करते हैं और 
जो वे ज़रा भी गौर करें और दुनिया के और मन के 
हाल पर नज़र करें तो उनको साफ मालूम होवेगा कि 
वह कार्रवाई जो महाराज राधास्वामी महाराज की 
समाध और तसवीर और निशानों वगैरा की निसबल 
जारी है, वह जहूरा और निशान सिर्फ प्रेम और भाव 
और अदब का है और असली कार्रवाई परमार्थ की 
यानी सलसग और शाब्द का अभ्यास और जो सतगुरु 
या साध मिल जावें तो उनकी पूजा और सेवा 
और राधास्वामी दयाल की बानी का समझ २ कर पाठ 
और उनके बचनों का मनन ब-दस्लूर जारी है, फिर 
ऐसी जगह मूरत पूजा का कहाँ दखल हो सकता है? 


९९ - मालूम होवे कि एक मकान, खास कर 
राधास्वामी मत के आचार्य और प्रकट करने वाले, 
सहज जोग यानी सुरत शाब्द अभ्यास, के नाम से, 
तैयार होना निहायत जरूर और मुनासिब मालूम हुआ 
ताकि कुल्ल सतसंगी हर एक देश के (जो कि 
राधास्वामी मत मे शामिल होवें) एक जगह खास पर 
यानी सदर मुकाम जहाँ कि राधास्वामी दयाल प्रकट 
इए, किसी वक्त-मुआयना पर जमा होकर आपस में 
मिलते रहें और एक दूसरे की हालत प्रेम और भक्ति 
और अभ्यास की देख कर परस्पर फायदा उठावे और 
राधास्वामी मत के ताल्लुक जो किसी को कुछ दरियाफ्त 
करना या कहना होवे, वह एक जगह बैठकर उसका 
तजकरा करे और अपनी २ आजमायश और लजर्बे का 
हाल थोड़ा बहुत मुनासिब तौर से जाहिर करके 

एक दूसरे की प्रीत और प्रतीत बढ़ावे और आपस में, 


| ११४] प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग [ बचन | १४ ] प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग [ बचन 


मुहब्बत और इत्तफाक परमार्थी भाईचारे का पैदा होवे 
और सब कोई अपने अपने मुवाफिक इस भारी और 
सहज और अन-उपमा-जोग मत और अभ्यास के प्रकाश 
करने यानी अधिकारी जीवों के समझाने बुझाने में 
मदद देवे और ऐसा मकान सिवाय राधास्वामी 
बाग के जहाँ राधास्वामी दयाल कुछ अर्स तक आप रहे 
और वहीं उनकी समाध बतौर यादगार बनाई गई हे 
और उनकी तसवीर और निशाना वगैरा मौजूद हैं, 
दूसरा नही हो सकता । 


१०० - इस वास्ते मुनासिब है कि कुल्ल सतसंगी 
वक्त मेले के (जो बिलफेल साल भर में एक मर्लबा 
होता है) या दो साल में एक मर्तबा या साल भर में चद 
बार जब २ जिसको मौका मिले, आरगरे मे आकर जरूर 
दर्शन समाध व तसवीर व निशान वगेरा का करें और 
सलसग में जो हर रोज जारी है, शामिल होकर अपने 
सशय और भरम दूर करावे ओर प्रीत और प्रतीत बढ़ावे 
और अभ्यास में मदद लेवे क्योकि बगेर सलसग के 
अहंकार और मूर्खता और विपरीत दूर नहीं हो सकते 
और न अंतर अभ्यास में जैसी कि चाहिये तरक्की 
मुमकिन है और न आपस में हर मुल्क और शहर के 
सतसगियों में भाव और प्यार पैदा हो सकता है। 


दसवाँ भाग 
किस्म तीसरी 
बाजे सतसगियों की अनजानता की 
बोल चाल और समझौती का वर्णन और 
उनको नसीहत। 


| 4]. राधास्वामी मत उपदेश [११५ | मत उपदेश [ ११५ 

१०१ - ऐसे सतसगी कि जो सत सतगुरु से मिले 
और उनके चरनों मे थोड़ी बहुत पहिचान करके उनका 
भाव और प्यार आवे, बहुत कम होंगे और जो उन में 
से कोई ऐसा कहें या ख्याल करें कि हम को सलगुरु 
वक्‍त मिल गये और अब कोई जरूरत किसी के मानने 
की नहीं रही, यह कहन उनकी अन-समझता की 
है। क्योंकि जब वह पहिले सतसंग में आये ओर उपदेश 
लिया उस वक्त तो उनको सतगुरु में वैसा भाव (कि 
जो सलसग और अभ्यास करके कोई दिन में पैदा 
हुआ) नही था और उस वक्त वे कुल्ल मालिक 
राधास्वामी दयाल के निज स्वरूप मे जो कि अपार 
और अनंत है, भाव और प्यार लाकर राधास्वामी मत मे 
शामिल हुये। 


१०२ - फिर रफ्ता रफ्ता सतसरग और अभ्यास 
करके और घट में परचे पाकर उनकी समझ बढ़ी यानी 
सतगुरु को राधास्वामी दयाल का निज पुत्र और 
मज़ूर-नजर यानी प्यारा मानने लगे और किसी २ 
ने ऐसी समझ धारन की कि सतगुरु राधास्वामी दयाल 
के देह स्वरूप हैं और राधास्वामी पद उनका निज 
रूप और निज धाम है। इन दोनो सूरतों मे निज स्वरूप 
राधास्वामी दयाल की महिमा और बड़ाई ब-दस्लूर 
रही यानी वह पिता और भडार स्वरूप हुआ और देह 
रूप निज धार और पुत्र स्वरूप हुआ। फिर जब कि इन 
दोनों स्वरूप की महिमा और बड़ाई सतसगी के हिरदे 
में समझ बूझ के साथ बस गई और जो वह समझदार 
और विचारवान है तो राधास्वामी दयाल के उस देह 
स्वरूप की जो उन्होंने प्रथम धारण करके राधास्वामी 


| ११६ ] प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग [ बचन | १६] प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग [ बचन 

मत और उसकी नवीन और सहज जुगत को प्रकट 
किया, वैसी ही महिमा और बड़ाई समझ कर प्रीत भाव 
उनके चरनों में लावेगा, जैसा कि अपने वक्त के 
सतगुरु के देह स्वरूप मे, लेकिन जो कि वह स्वरूप 
उसके सामने प्रकट नहीं है यानी गुप्त हो गया, इस 
वास्ते जो उसकी यादगार और बानी बचन या निशान 
या तसवीर मौजूद है तो उसको उसी नज़र, भाव और 
अदब और प्यार से देखेगा और उसके साथ वेसा ही 
बर्ताव करेगा, जेसे कि वक्‍त के सलगुरु की तसवीर 
और उनके बैठने और पहिरने और बर्तने की चीजों से 
बर्तता है क्योकि निज रूप, दोनो देह स्वरूपो का एक 
ही है और वह अमर और अजर और सदा एक रस 
मौजूद है। देह स्वरूप जुदा २ होंगे पर जो शब्द कि 
उनमें व्यापक है, वह हमेशा एक ही है। फिर जो किसी 
देह स्वरूप का कोई निरादर करेगा या उसको ओछा 
समझेगा तो गोया उसने निज रूप का निरादर किया 
और उसको ओछा समझा । फिर ऐसी समझ से दूसरा 
देह स्वरूप जिसमें वही निज रूप यानी शब्द मौजूद है, 
कैसे उससे राजी होगा। 


१०३ - ऐसी समझ और ऐसा बर्ताव जाहिर करता 
है कि उस सलसंगी को पहिचान और समझ सत 
सलगुरु और उनके निज रूप की जैसा कि चाहिये 
बिलकुल नही आई, नही तो वह एक देह स्वरूप का 
आदर और दूसरे देह स्वरूप का निरादर न करता 
यानी दोनो स्वरूप मे किसी तरह का भेद और फर्क न 
समझता बल्कि जो कि सत सतगुरु बनाये हुये उस 
आदि स्वरूप या भेजे हुए निज रूप के हैं, तो वह आदि 

देह स्वरूप, और निज स्वरूप, दोनो पिता के स्वरूप 


| 4]. राधास्वामी मत उपदेश [११७ | मत उपदेश [ ११७ 
हुये और मौजूदा स्वरूप संत सतगुरु का पुत्र रूप 
हुआ, तो हर सूरत और हालत में पिता रूप की महिमा 
और आदर ज्यादा चाहिये, न कि कम और जो कोई 
यकलाई समझे तो भी दोनो मे भाव और प्यार बराबर 
होना चाहिये और जो कोई कमी करे तो उसकी समझ 
ओछी और गलत है। 


१०४ - यह बात सही है कि ऐसा बर्तावा जैसा 
ऊपर लिखा गया, वक्त मौजूदगी दोनों स्वरूप के हो 
सकता है और जब कि कोई स्वरूप गुप्त हो गया, तब 
उस के साथ बर्तावा भी बन्द हो गया। लेकिन उस 
स्वरूप की तसवीर या बानी बचन या कोई यादगार मे 
वेसा ही बर्तावा प्यार और अदब के साथ किया जावेगा, 
जैसा कि मौजूदा सतगुरु की तसवीर और बानी बचन 


और कार-आमद चीजों में किया जाता है। 

१०५ - निज रूप की महिमा और बड़ाई भारी है 
और हमेशा एक सी रहेगी और कुल्ल जीव पहिले उसी 
में प्रीत और प्रतीत लाकर राधास्वामी मत में शामिल 
होवेंगे और पीछे आहिस्ता २ थोड़ी बहुत पहिचान 
सलगुरु स्वरूप की करते जावेगे और उसी मुवाफिक 
उसमे भाव और प्यार लाते जावेंगे और जब तक कि 
पूरी पहिचान नहीं आवेगी, तब तक पूरी प्रीत और 
प्रतीत ब-दस्तूर निज स्वरूप की की जावेगी और 
जो कि कुल्ल सतसंगियो का निशाना और पहुँचने और 
विश्राम करने का धाम वही निज स्वरूप यानी 
राधास्वामी पद हे, इस वास्ते उसकी प्रीत और प्रतीत 
कभी घट नहीं सकती और सतगुरु रूप की प्रीत और 
प्रतीत में मुवाफिक हर एक सतसंगी की समझ बूझ 


| ११८ ] प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग [ बचन | १८ | प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग [ बचन 


और पहिचान और परचों के हमेशा फर्क रहेगा यानी 
कुल्ल सलसगियो की प्रीत प्रतीत में बहुत से दरजे 
होगे। फिर जो कोई अपनी प्रीत प्रतीत को सिर्फ 
सतगुरु के स्वरूप पर खलम करे, यह मुनासिब नहीं 
है। निज स्वरूप और देह स्वरूप का भेद हमेशा रहेगा 
और शाब्द स्वरूप की महिमा देह स्वरूप से ज़्यादा 
समझनी चाहिये और जब कोई पूरी समझ लेकर इन 
दोनो की एकलाई करे तो भी उसकी बोलचाल ऐसी 
हानी चाहिये कि जिसमें किसी स्वरूप का निरादर या 
ओछापन न पाया जावे और मुख्यता हर हाल में शाब्द 
स्वरूप की रहेगी । पर जब तक कि देह स्वरूप मौजूद 
है, जाहिर मे उस की मुख्यता और अन्तर में शाब्द 
स्वरूप, और भी देह स्वरूप की मुख्यता (जहाँ तक कि 
देह स्वरूप की पहुँच है) करे तो दुरुस्त है जैसा कि 
इस शब्द मे राधास्वामी दयाल ने फरमाया है। 
शब्द 
गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ।।टेक।। 
यह तो रूप धरा तुम सरगुन, जीव उबार कराओ।।१।। 
रूप तुम्हारा अगम अपारा, सोई अब दरसाओ।।२।। 
देखूँ रूप मगन होय बैठूँ, अभयदान दिलवाओ।।३।। 
यह भी रूप पियारा मोको, इस ही से उसको समझाओ।।४।। 
बिन इस रूप काज नहिं होई, क्योंकर वाहि लखाओ।।५।। 
ताते महिमा भारी इसकी, पर वह भी लखवाओ।।६।। 
वह तो रूप सदा तुम धारो, याते जीव जगाओ।।७।। 
यह भी भेद सुना में तुमसे, सुरत शब्द मारग नित गाओ।।८।। 
शब्द रूप जो रूप तुम्हारा, वामें भी अब सुरत पठाओ।। ९।। 
डरता रहूं मोत और दुख से,निरभय कर अब मोहि छुड़ाओ ।।१०।। 
` दीन दयाल जीव हितकारी, राधास्वामी काज बनाओ।।११।। | 


| 4]. राधास्वामी मत उपदेश [११९ | मत उपदेश [ ११९ 

१०६ - जो कि पूरे प्रेमी सतसंगी जिनको वक्त के 
संत सतगुरु स्वरूप में पूरा भाव आया है, बहुत कम 
होगे ओर बाकी दरजे-बदरजे अपनी २ प्रतीत के मुवाफिक 
सलगुरु में भाव और प्यार लावेंगे और बाजे नवीन 
सतसंगी उनको सिर्फ उपदेश कर्ता और साधना करने 
वाले ख्याल करके उसी मुवाफिक उनको बड़ा मानेंगे 
और पूरा भाव निज स्वरूप यानी राधास्वामी दयाल के 
चरनों मे लावेगे, इस वास्ते अव्वल दरजे के सलसगियो 
को मुनासिब और लाजिम है कि अपनी बोल चाल और 
जाहिरी बर्तावा, निसबल राधास्वामी दयाल के आदि 
स्वरूप और उसके निशान और यादगार वगेरा और 
वक्त के सतगुरु के स्वरूप और सामान वगैरा में इस 
तौर पर दुरुस्त रक्खें जेसा कि ऊपर बयान हुआ है 
और एक-अगीपन की बाते हर एक के रू-ब-रू न करें 
और ऐसा एक-अगीपन इखितियार न करे जिसमें किसी 
स्वरूप का निरादर या ओछापन पाया जावे। 


१०७ - अपने वक्त के सतगुरु स्वरूप में उनको 
डख्तियार है चाहे जिस कदर भाव और प्यार लावे और 
उमंग के वक्‍त चाहे जैसी सेवा करें। मगर इस कदर 
होशियारी रक्रखें कि किसी हालत और किसी सूरत में 
आदि देह स्वरूप या निज स्वरूप राधास्वामी दयाल के 
आदर भाव और महिमा में फर्क न आवे और न किसी 
तरह पर उनका निरादर जाहिरी बर्ताव में पाया जावे। 
इसमें उन सतसंगियों को निज स्वरूप और आदि देह 
स्वरूप और मोजूदा सतगुरु स्वरूप की दया और मेहर 
बराबर प्राप्त होगी । नहीं तो, बे-परवाही और बे-अदबी 
की बोल चाल ओर बर्तावे मे वह किसी न किसी स्वरूप 

की दया से महरूम रहेंगे और उन की भक्ति में भी | 


| १२० ] प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग [ बचन | २० ] प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग [ बचन 


थोड़ा बहुत खलल पड़ेगा और समझ बूझ भी उनकी 
किसी कदर ओछी और ना-दुरुस्त रहेगी । 


१०८ - खुलासा यह है कि सच्चे प्रेमी सतसगी ओर 
कुल्ल सलसगियों को, चाहे वे जिस दरजे के होवे, 
आपस मे मेल मिलाप रखना चाहिये और सब को एक 
ही इष्ट कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल के निज स्वरूप 
का धारन करना मुनासिब है ओर सब को वक्त के सत 
सलगुरु में अपनी २ समझ और प्रतीत के मुवाफिक 
भाव और प्यार और अदब के साथ बर्तावा करना 
चाहिये और जो गृहस्थ या विरक्त सतसंगी 
उपदेशक होवे (ब-शरते कि वे खुद-मतलबी और मानी 
और अहंकारी न हो जावे) उन में भी मुवाफिक हर एक 
के दरजे के, प्रीत भाव के साथ बर्तावा चाहिये क्योंकि 
जो सब का इष्ट एक ही यानी राधास्वामी दयाल हैं 
और सब का निज घर भी एक ही यानी राधास्वामी 
धाम हे और सब का असली उपदेशक वही बानी और 
बचन राधास्वामी दयाल के हैं तो सब का आपस में 
इत्तफाक और दिली मुहब्बत और प्यार होना चाहिये। 


१० ९ - जाहिरी उपदेश चाहे जिससे हासिल किया 
होवे पर हिदायत और तालीम और जुगत और अभ्यास 
तो सब का एक ही होगा। इस वास्ते कुल उपदेशक 
और उपदेशियों को राधास्वामी दयाल के दरबार में 
प्यार भाव के साथ मिलना चाहिये और इसी तरह से 
जहाँ कही जिस किसी का इत्तफाक से मेला हो जावे 
तो हर एक सतसंगी को मुनासिब है कि एक दूसरे के 
साथ मुहब्बत से पेश आवे और परमार्थी भाईचारे के 
मुवाफिक बर्ताव करे और ईर्षा और विरोध और 


| 4]. राधास्वामी मत उपदेश [१२१ | मत उपदेश [ १२१ 
ख़ुद-मतलबी को अपने मन में दखल न देवे, क्योकि 
यह दस्तूर और आदत ससारी जीवों की है और सच्चे 
परमार्थियों का स्वभाव उन से जुदा होना चाहिये यानी 
आम तौर पर उनके मन में सफाई और प्यार और 
दया, सतसंगी भाइयों पर खास कर और कुल्ल जीवों 
की तरफ आम तौर से, बगेर लिहाज कौम और मजहब 
और देश और रग रूप के, जारी होनी चाहिये। 


ग्यारहवाँ भाग 


वर्णन कैफियत कुल्ल-मालिक के औतार 
स्वरूप की और उस की जरूरत 


११० - बाजे अपनी अनजानता और ओछी समझ 
के मुवाफिक खयाल करते हैं कि औतार स्वरूप 


कुल्ल-मालिक नहीं हो सकता या यह कि कुल्ल-मालिक 
देह स्वरूप में नहीं समा सकता, यह समझ उनकी 
दुरुस्त नहीं है जेसा कि इस दृष्टान्त से जाहिर होता 
है। 

दूष्टात - जिस वक्त कि समुद्र में ज्वार भाटा 
आता है यानी उसकी लहर उठ कर समुद्र से सो सौ 
कोस तक ब-राहे दरिया बढ़ती चली जाती है ओर कुछ 
अर्से ठहर कर फिर समुद्र में लौट आती है तो जिस 
कदर देर तक वह लहर सो कोस में फैली रही, वह 
समुद्र की लहर कहलाती है यानी ख़ुद समुद्र वहाँ 
मौजूद है और अपने समुद्र रूप से (जो कि बहुत बड़े 
हिस्से जमीन को घेरे हुये है) जुदा नही ओर सिमट कर 
फिर वही समुद्र रूप हो जाती है। इसी तरह औतार 
स्वरूप कुल्ल-मालिक की लहर है कि जो उस अपार 


| ५२२] प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग [ बचन | २२] प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग [ बचन 


सिध स्वरूप चैतन्य से निकल कर और ब्रह्मांड मे 
होकर पिंड मे आकर ठहरी और जिस कदर अर्स तक 
उसका पिंड में ठहराव रहा, वह लहर अपने सिध 
स्वरूप से जुदा नहीं हुई और रात दिन में चद बार 
(अभ्यास के वक्‍त) सिमट कर सिध स्वरूप में उलट 
कर समा जाती है ओर फिर उत्थान करके और ब्रह्मांड 
में रवा होकर पिंड में ठहर जाती हे, इस हालत में यह 
लहर रूप कभी पिंड के मुवाफिक महदूद नहीं होता, 
हमेशा सिंध के साथ उसका मेल ओर सिंध के मुवाफिक 
अपार और अनंत रहता है। 


१११ - इस दृष्टात से साफ जाहिर है कि लोगो की 
समझ निस्बत महदूद होने कुल्ल-मालिक सिंध स्वरूप 
के, ब-सबब फैलने यानी उतर आने उस की लहर के 
पिंड में, सही और दुरुस्त नहीं है। यह कलाम आम 
जीवों की निसबल सही हो सकता है कि उनकी धार जो 
सिध से रवा होकर पिंड मे आकर ठहरी, वह अपने 
आप से उलट नही सकती यानी सिंध स्वरूप से मिल 
कर सिध रूप नहीं होती लेकिन औतार स्वरूप की 
निसबल ऐसा ख्याल करना गलत है क्योकि उनके सब 
पट खुले होते हैं और छिन भर में वह लहर या धारा, 
सिंध स्वरूप और कभी पिंड में धार रूप, होती रहती हे 
और कभी सिंध से जुदा नही होती यानी उसके और 
सिध के बीच में कोई पट या परदा हायल नही होता हे। 


११२ - ऐसा औतार स्वरूप जब कभी प्रकट हुआ 
वह गोया कुल्ल-मालिक ने आप नर रूप धारन किया, 
फिर उस स्वरूप की और कुल्ल-मालिक की महिमा 
बराबर है। लेकिन इस औतलार स्वरूप की पहिचान 


| ५]. राधास्वामी मत उपदेश [१२३ | मत उपदेश [ १२३ 
कठिन है। जीवों की क्या ताकत है कि वे अपनी महदूद 
और ओछी समझ से इस औतार स्वरूप की गत मल 
जान सके। यह पहिचान थोड़ी बहुत उसको आवेगी कि 
जो उनका कोई काल प्रीत भाव के साथ संग करेगा 
और उनकी जुगती का उन से उपदेश लेकर, उसकी 
थोड़ी बहुत अंतर मे कमाई करके, उन की कुदरत और 
दया की अपने घट मे परख करेगा या उसको थोड़ी 
बहुत पहिचान आवेगी कि जिसको वे अपनी दया से 
आप बखि्शिश फरमावे। आम तौर पर वे देह में बैठ कर 
जीवों के मुवाफिक बर्ताव करते हैं और अपनी कुदरत 
और ताकत का मुतलक दिखावा नही करते और न 
किसी को जताते हैं कि वे कोन हैं। फिर जीवों की क्या 
ताकत कि उनकी गति को जान सके? 


११३ - जो कोई कहे कि मालिक को औतार लेने 
की क्या जरूरत और जो उसने औतलार लिया यानी 
पिंड मे आन समाया तो क्या निज स्थान खाली हो 
गया? 

जवाब इसका यह है कि ज्वार-भाटे के वक्‍त जब 
समुद्र लहर रूप होकर सौ सौ कोस तक अपने किनारे 
से दूर चला गया, तो क्या उसका समुद्र रूप खाली हो 
गया या कही जाता रहा? नही, वह दोनो जगह एक ही 
वक्त में बराबर मौजूद है। उसका निज रूप न घटा, 
न बढ़ा। इसी तरह औतार स्वरूप का हाल समझना 
चाहिये कि उस का दोनों हालत में सिध स्वरूप एकसाँ 
कायम रहता है। 


११४ - और औतार स्वरूप की जरूरत की वजह 
यह है कि कुल्ल-मालिक का निज भेद कोई नहीं जान 


4 


| १२४] प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग [ बचन | २४ ] प्रेम पत्र राधास्वामी तीसरा भाग [ बचन 

सकता, जब तक कि वह आप न जनावे और जो भक्ति 
रील कि उस मालिक ने संत रूप धर कर आप जारी 
फरमाई, उससे भी सब जीव बे-रवबर हैं, वह रीत भी 
वह आपही जारी फरमाता हे और जो कि निज रूप से 
यह कार्रवाई दुरुस्त नही हो सकती यानी उसकी अतरी 
हिदायत और उपदेश को कोई नही सुन सकता है या 
समझ सकता है और न जीव को यह खबर पड़ सकती 
है कि अंतर में कौन बोलता है और न किसी बचन की 
(बगेर पहिले उपदेश और हिदायत जाहिरी स्वरूप से 
पाने के) समझ आ सकती है क्योंकि जितने मत दुनिया 
में जारी हैं, उनके आचार्य टटोलवाँ चले यानी निज भेद 
से उस स्थान और उसके धनी के जहाँ तक कि उनकी 
पहुँच हुई, वाकिफ न थे। दुनिया में पैदा होकर और 
भेदी यानी गुरू से मिल कर उनको खबर पड़ी और 
फिर अभ्यास करके और मन माया के बहुत से झकोले 
खाकर, उनको उस पद की प्राप्ति हुई । तब उन्होंने 
उसी पद की भक्ति और पूजा या उसके ज्ञान यानी 
समझ बूझ का अपने साथियो को जिन्होंने उनका बचन 
माना, उपदेश किया और कुल्ल-मालिक राधास्वामी 
दयाल का देश और भेद किसी ने न जाना क्योकि सर्व 
मतों के आचार्य किसी न किसी स्थान पर माया की हद्द 
में रहे और सत्त पुरुष राधास्वामी दयाल का भेद और 
देश का हाल और वहाँ पहुँचने का तरीका कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल ने आप इस दुनिया में ओतार स्वरूप 
धर कर प्रकट किया और जिन जीवो ने उनका बचन 
माना, उनको अपने चरनो की भक्ति की रीत समझाई 
और उसकी कार्रवाई आप करवाई और अपने चरनो के 
प्रेम की दात आप बरखिशश करी | 


5 


| ५] राधास्वामी मत उपदेश [१२५ | मत उपदेश [ १२५ 

११५ - जीवों की सुरत यानी रूह इस कदर पिंड 
में नीचे उत्तर गई है कि वे कुल्ल-मालिक के निज रूप 
का बचन नहीं सुन सकते और न समझ सकते हैं और 
जो फर्ज किया कि किसी तरह से कोई बचन उतर कर 
सुनाया भी जावे, तो उसमें अनेक तरह के सशय और 
भरम पेदा करके उसकी प्रतीत नहीं करते और न 
उसके मुवाफिक कार्रवाई करने को तैयार हो सकते हैं। 
इस वास्ते जब कि कुल्ल-मालिक ने देखा कि सब जीव 
माया के घेर मे कहीं न कहीं अटक रहे और निज घर 
का भेद न पाकर उससे बिल्कुल बे-खबर रहे और वहाँ 
कोई न जा सका और न रास्ता वहाँ पहुँचने का किसी 
को मालूम पड़ा, तब कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल 
ने अति दया करके आप सत रूप धारन किया और 
अपना निज भेद और निज घर में पहुँचने का तरीका 
आप प्रकट किया । अब जीवों को चाहिये कि राधास्वामी 
दयाल के बानी और बचन को अच्छी तरह से समझ 
कर माने और उसके मुवाफिक अभ्यास शुरू करे और 
-चरनो मे नित्त सतसंग और अभ्यास करके प्रीत और 
प्रतीत बढ़ाते रहें तो राधास्वामी दयाल की दया से एक 
दिन उनका कारज दुरुस्त बन जावेगा यानी माया के 
घेर से निकल कर निज घर यानी दयाल देश में बासा 
पावेगे और अमर आनद को प्राप्त होवेगे और जो ऐसा 
न करेंगे तो माया के देश में बारम्बार किसी न किसी 
किस्म की देह धर कर दुख सुख भोगते रहेंगे और कभी 
सच्चा उद्धार उनका नही होगा यानी दयाल देश में 
नहीं जाने पावेंगे और न पूरन और अमर आनंद को 
प्राप्त होगे । 


| १२६] प्रेमपत्रराधास्वामी [ बचन | पत्र राधास्वामी 
११६ - जिन जीवों को सत सतगुरु अपनी दया से 
सत्त पुरुष राधास्वामी देश मे पहुँचावें, वह जीव फिर 
उलट कर इस देश में नही आ सकते क्योकि वहाँ का 
आनद और बिलास ऐसा गहरा और भारी है कि वह 
उन से छोड़ा नहीं जा सकता और फिर माया देश की 
तरफ उनकी तवज्जह नहीं होती । 


११७ - जो कोई पूछे कि ब्रह्म पद का भी औतार 
स्वरूप प्रकट होता है या नही, तो जवाब उस का यह 
है कि हाँ होता है क्योकि जो ऐसा न होता तो ब्रह्मा पद 
का भी भेद पूरा २ किसी को मालूम न होता। जब २ 
ब्रह्म ने ओतार, जोगी और जोगेश्वर रूप धारन किया, 
तब २ उस पद का भेद और उस रचना का हाल जो 
उसके नीचे है, प्रकट किया और गुरुवाई की चाल 
चलाई और मालूम होवे कि पूरन ओतार ब्रह्म का कभी 
२ होता है, पर कलायें उस मुकाम से अक्सर प्रकट 
होती रहती हैं और रचना की सम्हाल करती रहती हैं। 


११८ - और मालूम होवे कि सत अक्सर रचना में 
प्रकट होते रहते हैं, पर गुप्त रहते हैं और जब तक कि 
राधास्वामी दयाल की मौज न होवे सलसग खड़ा नही 
करते और न आम तौर पर उपदेश सत मत का करते 


हं। 


११९ - सत सतगुरु को इख्तियार है कि जिस को 
वे पसंद करें, सलसग और भक्ति करा कर सल बना 
देवे । जिस पर ऐसी कृपा होवे, वही बड़ भागी है। 


| ६] तीसरा भागा. [१२७ | भाग 
बचन ६ 


वर्णन इस बात का कि जब तक 
गुरु-मुखता नहीं आवेगी यानी राधास्वामी दयाल 
के चरनों में गहरी और मुख्य प्रीत नहीं होगी, 
तब तक पूरा काम नहीं बनेगा। 


१ - कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल बे-परवाह हैं 
यानी किसी से कुछ नहीं चाहते, पर जो कोई कि 
उनके चरनों में प्रीत करेगा, उस का भारी फायदा होगा 
यानी देह के दुख सुख और जनम मरन के कष्ट क्लेश 
से छुटकारा हो जावेगा। 


२ - जाहिर है कि दुनिया में कुल्ल जीव किसी न 
किसी में प्रीत धर कर कार्रवाई कर रहे हैं यानी जिस 
को जिस किसी चीज़ या काम का शौक है, उसी को 
वह तवज्जह और मेहनत के साथ करता हे और जिस 
किसी में उस का प्यार है, वही तन मन धन खर्च करता 
है और उसी के संग में उस को सुख और आराम 
मिलता है। 

३ - इसी तरह जो कोई राधास्वामी दयाल के 
चरनो में, पता और भेद घुर धाम और उसके रास्ते का 
और जुगल चलने की, भेदी अभ्यासी से दरियाफ्त कर 
के, प्यार लावे और मिलने के निमित्त शौक के साथ 
जलन शुरू करे तो उसको भी अतर में किसी कदर 
सुख और रस मिलेगा और जिस कदर चाल बढ़ती 
जावेगी, उसी कदर वह सुख और आनद भी बढ़ता 
जावेगा और अपने प्रीतम राधास्वामी दयाल की दया 

की भी परख होती जावेगी । 


2 


| १२८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


४ - राधास्वामी दयाल के चरनो में प्रीत, साथ 
प्रतीत के, करना चाहिये यानी ऐसा निश्चय धारन करे 
कि वे कुल्ल-मालिक और सर्व समर्थ और प्रेम और 
आनंद का भडार हैं और यह निश्चय सलगुरु के 
सलसग और उन की जुगल की थोड़ी बहुत अतरी 
कमाई करने से आवेगा। 


५ - यह प्रीत राधास्वामी दयाल की महिमा सुन 
कर और देह ओर दुनिया की नाशमानता का हाल देख 
कर आवेगी यानी सलसग के बचन सुन कर यह मालूम 
पड़ेगा कि सिवाय राधास्वामी दयाल के और कोई जीव 
का सच्चा सगी और हितकारी नहीं है कि जो दुख सुख 
मे इस की सहायता करे | और यह ससार और उसके 
भोग और सुख ठहराऊ नहीं हैं और न जीव की देह 
ठहराऊ है, एक दिन जरूर सब को छोड़ना पड़ेगा और 
उस वक्त का सगी और सहायक हर एक को जरूर 
दरकार है और ऐसे संगी और सहायक कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल और उनके चरनों की धार है और 
वह घट २ में मौजूद है। 


६ - जो कि कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल कुल्ल 
रचना के करता और प्रेरक और फिर सब से न्यारे हैं, 
इस वास्ते जो कोई उनके चरनों में सच्ची प्रील करे, 
वह भी एक दिन सब से न्यारा होकर उनकी मेहर और 
दया से उनके धाम मे पहुँचेगा और उन के दर्शनो के 
परम बिलास और आनद को प्राप्त होगा। 


७ - पर शर्त यह है कि वह, जैसे कि राधास्वामी 
दयाल को सब का कर्ता और सब से बड़ा माना है, 
उसी मुवाफिक उन से सब से ज़्यादा प्रीत और भाव 


2 


| ६] ततीसराभाग [१२९ | भाग 


करे। यह हालत जल्दी नही आ सकती है, लेकिन जो 
कोई उनके चरनों में प्रीत शुरू करेगा और आहिस्ता 
आहिस्ता सतसंग और अतरमुख अभ्यास करके उसको 
बढ़ाता जावेगा, तो रफ्ता २ एक दिन उसकी प्रीत की 
मुख्यता उनके चरनों में ज़रूर हो जावेगी और तब ही 
उसका काम पूरा समझना चाहिये। 


८ - ऐसी गहरी प्रीत जब आवेगी तब दिन दिन 
अभ्यास करके इसकी राधास्वामी धाम की तरफ नजदीकी 
होती जावेगी और उनकी दया और मेहर और क़ुदरत 
नजर मे आती जावेगी और जिस कदर कि प्रीत और 
प्रतीत बढ़ती जावेगी, उसी कदर इसकी चाल भी तेज 
होती जावेगी और रस और आनन्द भी बढ़ता जावेगा। 
ऐसे प्रेमी अभ्यासी का नाम गुरुमुख है और वही निज 


धाम में पहुँच कर बासा पावेगा यानी अपने सच्चे माता 
पिता राधास्वामी दयाल का दर्शन पाकर परम आनन्द 
को प्राप्त होगा। 


९ - देखो दुनिया मे स्त्री और पुरुष की कैसी गाढ़ी 
प्रीत होती है कि अपने पति के खातिर स्त्री कुल कुटुम्ब 
परिवार को छोड़ कर चली आती है और उसके सुख 
मे सुख और उसकी सेवा और उसके सग में अपना 
आनद और आराम मानती है। हरचद कि अपने और 
पति के कुटुम्ब परिवार में दरजे बदरजे प्रीत उसकी 
रहती है, पर पति के साथ मुख्यता यानी सब से ज़्यादा 
भाव और प्यार रहता है और जरूरत के वक्‍त अपने 
पुत्र का भी सग छोड़ कर पति के संग रहना ख़ुशी से 
मजूर और कबूल करती है। और विचार करो कि वह 
कभी पति का सुमिरन और ध्यान नहीं करती, लेकिन 


न 


| १३०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


गहरी प्रीत के सबब से पति का स्वरूप उसके हिरदे मे 
बसा रहता है और हर वक्‍त उसके वास्ते मुहब्बत और 
सेवा का जोश उमंग के साथ उठता रहता है। 


१० - परमार्थ में जिस किसी की गहरी प्रीत 
राधास्वामी दयाल के चरनों मे आ गई वही बड़भागी है 
यानी कुटुम्ब परिवार और दुनिया के भोग और सामान 
से ज्यादा भाव और प्यार जिस किसी का राधास्वामी 
दयाल के चरनो मे आया और वह दिन २ बढ़ता जाता 
है, उसी का नाम गुरुमुख है और वही परम पद 
पावेगा | 


११ - ऐसी प्रीत का चरनों में पैदा होना ना-मुमकिन 
या निहायत मुशकिल नहीं मालूम होता, क्योकि देखने 
में आता है कि दुनिया में लोग सिर्फ स्त्री और पुत्र से 


नहीं, बल्कि और लोगों से,जो कि रिश्तेदार और 
बिरादरी और हम-कौम भी नही हैं, ऐसी गहरी प्रीत 
करते है कि जिसको एक जान दो कालिब कहना 
चाहिये यानी कुल्ल अपने प्यारों और रिश्तेदारों और 
धन और सामान वगेरा से ज्यादा प्रीत अपने दोस्त के 
साथ करते हैं और उसको जिन्दगी भर वेसा ही निभाते 
है| 


१२ - इसी तरह बाजे जीव एक एक इन्द्रिय के 
भोग में या किसी और शोक मे बॅंध कर अपने कुटुम्ब 
परिवार और धन और माल, बल्कि अपनी देह और 
जान लक की प्रीत का खयाल छोड़ कर, उसी एक 
भोग और शोक का रूप हो जाते है और अपनी इज्जत 
और इुरमत का भी ज़रा ख्याल नही करते, जेसे शराबी 
और जुआरी और सैलानी और तमाशबीन वगैरा। 


| ६ ] तीसरा भागा. [१३१ | भाग 


१३ - ख़ुलासा यह कि जिसके मन में जिस बात 
का गहरा शौक पैदा हो जाता है, फिर वह उस शौक 
के पूरा करने के वास्ते पूरी कार्रवाई करता है और 
कुटुम्ब परिवार और जात पॉल और इज्जत और हुरमत 
और अपने तन मन और धन का कुछ भी ख्याल और 
सोच विचार नहीं करता और न जगत की बदनामी से 
डरता है और न किसी की शर्म और लाज उसको 
उसके काम से रोक सकती है। 


१४ - फिर जो किसी ने परमार्थ में वास्ते अपने 
जीव के सच्चे कल्यान और उद्धार के, कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल और गुरू और प्रेमी और भक्त जन में 
विशेष प्रील करी और मामूली चाल से ज़्यादा कदम 
बढ़ा कर रकखा यानी सच्चे परमार्थ में ज्यादा प्रीत करी 


और तन मन धन ज्यादा लगाया, तो कुछ मुश्किल और 
अचरज की बात नही है। दुनिया के लोगों को उसकी 
हँसी करना या उसकी चाल पर तान मारना नही 
चाहिये, बल्कि जो कार्रवाई वह करे उसको बजा और 
मुनासिब समझ कर उसकी तारीफ करना चाहिये और 
जो बने तो आप भी उसी के मुवाफिक थोड़ी बहुत 
परमार्थी कार्रवाई यानी सलसग और सेवा और भजन 
करके अपना जनम सुफल करें। बर-खिलाफ इसके 
दुनिया के लोगो का यह हाल है कि परमार्थियो की 
निंदा बगैर समझे बूझे जल्द करते हें और उन के 
धमकाने को तैयार होते हैं और जो कोई ससार मे चाल 
कुचाल चले उसकी खबर भी नही लेते। 


१५ - जो कोई कहे कि बगेर देखे या कुछ रस पाये 
गहरी प्रीत नहीं हो सकती तो यह बात दुरुस्त है। सच्चे 


| १३२] प्रेमपत्रराधास्वामी [ बचन | पत्र राधास्वामी 


परमार्थी को मुनासिब है कि पहिले सतसंग करके 
कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल के चरनों में प्रीत लावे 
और जो उपदेश ध्यान और भजन का उन्होंने सहज 
जुगल से जारी फरमाया है, उस के मुवाफिक कोई दिन 
अभ्यास करे, तो उस को वे अपनी दया से थोड़ा बहुत 
अंतर मे जरूर रस देंगे, फिर प्रीत भी आहिस्ता २ पैदा 
होती जावेगी और जैसा कि रस और आनंद अंतर में 
बढ़ता जावेगा और परचे मिलते जावेगे उसी कदर प्रीत 
और प्रतीत भी बढ़ती जावेगी । 


१६ - जाहिर में प्रेमी सलसगी (जो राधास्वामी 
दयाल के उपदेश के मुवाफिक प्रीत सहित साधना कर 
रहे है) चाहे वे विरक्त हैं या गृहस्थ, वे राधास्वामी 
दयाल की देह हैं, सो जिस किसी को जब उमंग सेवा 


की उठे, तब उसको चाहिये कि इन की सेवा करे, उस 
सेवा का फल राधास्वामी दयाल बर्शैगे यानी प्रेम और 
भक्ति सेवक के हृदय में बढ़ावेगे। 


१७ - जो किसी को भाग से सत सतगुरु मिल 
जावे, तो उनको राधास्वामी का देह स्वरूप समझना 
चाहिये और जो सेवा कि प्रेमी सतसंगी उमंग के साथ 
उनके चरनो मे करेगा, वह ख़ुद राधास्वामी दयाल की 
सेवा समझी जावेगी और उसका फल राधास्वामी दयाल 
संत सतगुरु स्वरूप से देवेगे यानी अतर मे ज्यादा प्रेम 
और अभ्यास में विशेष रस बरब्शेगे । 

१८ - जिस कदर कि प्रेमी सेवक की प्रीत सल 
सतगुरु के चरनों में पैदा होती और बढ़ती जावेगी, 
उसी कदर उनके निज स्वरूप यानी कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल के चरनो मे प्रीत और प्रतीत बढ़ती 


| ६] तीसराभाग [१३३ | भाग 
और पकती जावेगी और सुरत और मन, सत सतगुरु 
स्वरूप को अभ्यास के समय अगुवा करके सहज में 
सिमटेंगे और घट में आहिस्ता २ ऊँचे की तरफ को 
चढ़ेंगे। 


१९ - संत अथवा राधास्वमी मत में बाहरी पूजा 
प्रीत भाव के साथ सत सतगुरु के चरनों में की जाती 
है, क्योंकि उनका स्वरूप जो कि अभ्यासी के अलर मे 
ध्यान करके प्रकट होगा, चैतन्य और अकाल रूप है 
और जहाँ तक कि रूप रंग रेखा है, वहाँ तक वह 
स्वरूप दरजे- बदरजे सूक्षम और नूरानी होता हुआ 
अभ्यासी के सग जावेगा और सच्चे अरूप पद में जोकि 
रूप रंग रेखा से न्यारा है, पहुँचा देगा। 


२० - और अतर मे सेवा सत सतगुरु के निज रूप 
की है जो कि शब्द और प्रकाश स्वरूप है और वह सेवा 
यह है कि चित्त देकर आवाज़ को घट मे सुनना और 
उसके आसरे सुरत को चढ़ाना, सो जब तक कि संत 
सतगुरु के जाहिरी स्वरूप में गहरा प्यार नही आवेगा, 
तब तक शाब्द स्वरूप भी जैसा कि चाहिये प्रकट नहीं 
होगा और न उसमें गहरी प्रीत आवेगी यानी अंतर में 
चढ़ाई संत सतगुरु के जाहिरी स्वरूप की मदद से 
होवेगी, जो उसमें गहरा प्रेम रहा हे। 


२१ - खुलासा यह है कि जब तक संत सतगुरु 
नही मिलेंगे, लब तक पूरी और गहरी प्रीत और प्रतीत 
राधास्वामी दयाल के चरनों में नहीं हो सकती है और 
न सुरत की चढ़ाई माया के घेर के पार मुमकिन है 
लेकिन सच्चे परमार्थियों को मुनासिब और लाजिम है 
कि जिस कदर बन सके, राधास्वामी दयाल के चरनों 


९ 


| १३४]  प्रेमपत्रराधास्वामी [ बचन | पत्र राधास्वामी 


में प्रीत और प्रतीत लाकर अपना अभ्यास ध्यान और 
भजन का प्रेमी सतसंगी की मदद से जारी रक्खवे और 
जो उनके सच्चा दर्द है, तो सत सतगुरु भी ज़रूर 
सवेर अवेर मिल जावेंगे और फिर उनकी दया और 
मेहर से प्रीत और प्रतीत दोनों रूप यानी जाहिरी और 
अंतरी में बढ़ती जावेगी और आहिस्ता २ एक दिन 
कारज पूरा बन जावेगा। 


बचन ७ 


राधास्वामी दयाल के चरनों में 
गुरुमुख अग का बर्ताव और 
उसकी विधी का वर्णन। 


१ - जब कि होशियारी और समझ बूझ के साथ 
सलसग करके ऐसा निश्चय हो गया कि कोई कुल्ल 
और सच्चा मालिक रचना का जरूर है और वह 
सत्तपुरुष राधास्वामी दयाल हैं और सब जीव उन की 
अस हैं, जेसे सूरज और सूरज की किरन, और उन्ही 
के चरनो की धार से सब रचना प्रकट हुई और उसी 
के आसरे ठहरी हुई है। 

२ - और यह भी सतसंग करके तहकीक हो गया 
कि रचना में तीन बड़े दरजे हैं। 

एक, राधास्वामी दयाल देश जहाँ माया नहीं है, 
लेकिन सत्त क़ुदरत है यानी राधास्वामी धाम के (जहाँ 
किसी तरह का गिलाफ नही है) नीचे के चैतन्य पर सत्त 
लोक तक सत्त कुदरत का गिलाफ है अथवा सत्त 


| ७] तीसरा भागा. [१३५ | भाग 


चैतन्य का सत्त चैतन्य रूपी गिलाफ है और इसी सबब 
से वहाँ की रचना अमर और अजर और महा आनंद 
स्वरूप है और काल और कष्ट और क्लेश का वहाँ 
नाम और निशान भी नहीं है। 

दूसरा दरजा, जहाँ माया प्रकट हुई और शुद्ध है 
और उसी का गिलाफ इस दरजे के निर्मल चैतन्य पर 
चढ़ा हुआ है ओर इसी सबब से वहाँ की रचना में सुख 
विशेष और दुख बहुत कम और जनम मरन बहुत देर 
से होता है और रचना भी सूक्षम है और सतोगुनी 
बर्तावा बहुत और रजोगुनी कम और तमोगुनी बहुत 
कम है, लेकिन राधास्वामी दयाल देश के जाने वाले 
को इस दरजे में ठहरना और वहाँ के सुख और आनन्द 
में लिपटना मुनासिब नहीं है, नहीं तो उसका अपने 
निज घर यानी राधास्वामी धाम में जाने का रास्ता बन्द 
हो जावेगा। 


तीसरा दरजा, चैतन्य पर मलीन माया का गिलाफ 
चढ़ा हुआ है और इस सबब से इस दरजे की रचना में 
कष्ट और क्लेश ज़्यादा और सुख और आनंद कम 
और जनम मरन भी जल्द २ होता है। राधास्वामी देश 
के जाने वाले को इस दरजे की रचना में अपना बंधन 
और मोह नहीं करना चाहिये। सिर्फ गुज़ारे के मुवाफिक 
मुनासिब तौर से बर्ताव जारी रखना चाहिये कि जिससे 
उसकी चाल में विघ्न न पड़े और आहिस्ता २ सब 
बंधन अंतरी और बाहरी ढीले होते जावें और किसी 
तरह का उनमे अटकाव पैदा न होवे या इस किस्म का 
दुख सुख कि जो इसकी चाल और निज घर के पहुँचने 
के इरादे मे खलल डाले, न व्यापे। 


न 


| १३६]. प्रेमपत्रराधास्वामी [ बचन | पत्र राधास्वामी 


३ - और सतसग करके यह भी समझ में आ गया 
कि कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल या उन के चरनों 
की धार, कुल्ल रचना की कर्ता और प्रेरक ओर सम्हाल 
करनेवाली है और सब रचना उन के चरनो के आधीन 
है तो उनकी ओट और सरन लेना कोई नई और 
अचरज की बात नही है क्योंकि प्रेरक और सम्हाल 
करने वाले असल में वे ही हैं। 


४ - जब कि ऊपर की तीन बाले सही हो गई और 
उन का थोड़ा बहुत निश्चय हृदय मे आगया, तब सच्चे 
और प्रेमी परमार्थी को जो (ससार और उसके भोग 
और सामान और अपनी देही को नाशमान देख कर) 
अपना सच्चा ओर पूरा उद्धार चाहता है यानी देहियो के 
दुख सुख और जनम मरन से सच्चा बचाव चाहता है, 


मुनासिब है कि राधास्वामी दयाल के चरनो में प्रेम ओर 
प्रीत करे और उनके धाम में पहुँचने का सच्चा और 
पक्का इरादा दिल मे बाँधे, क्योकि बिना प्रेम और शौक 
के कोई किसी से मिल नहीं सकता और न उसकी 
तरफ चल सकता है और जो धुर धाम में पहुँचने का 
इरादा पक्का और सच्चा न हुआ तो रास्ते मे थक जाने 
या अटक जाने का खौफ रहेगा और इस वास्ते काम 
पूरा नहीं बनेगा । 


५ - भक्ति यानी प्रेम प्रीत का बर्ताव राधास्वामी 
दयाल के चरनों में लीन प्रकार से हो सकता है; पहिला 
सेवक स्वामी भाव, दूसरा पुत्र पिता भाव और तीसरा 
स्त्री पलि यानी प्रेमी प्रीतम भाव। 


६ - पहिले भाव मे सेवक के दिल में खौफ और 
अदब स्वामी के तेज और बड़ाई का ज्यादा रहता हे 


3 2 


| ७ ] तीसरा भागा. [१३७ | भाग 


और दूसरे भाव में स्वामी की दया का भरोसा भक्त के 
मन में विशेष रहता है और तीसरे भाव में प्रेमी के मन 
में स्वामी के चरनों में प्रेम की मुख्यता रहती है। यह 
तीनों अंग तीनों भाव में बर्तते हैं, पर एक-एक में एक 
खास अंग की,जेसा कि ऊपर बयान हुआ, मुख्यता 
रहती है। 


७- प्रेमी प्रीतम भाव कोई अरसे के सलसग और 
सेवा और अंतर अभ्यास के पीछे आवेगा यानी जिस 
कदर कि प्रेमी को अतर ओर बाहर रस और आनद 
मिलता जावेगा और दया के परचे नजर आते जावेगे, 
उसी कदर उसकी प्रीत और प्रतीत चरनों में ज्यादा से 
ज्यादा होती जावेगी और उस हालत में प्रेमी को सर्व 
करतूत अपने प्रीतम की, चाहे आम तौर पर मन के 
मुवाफिक है या नहीं, प्यारी लगेगी और अभाव किसी 
वक्त में नहीं आवेगा यानी उसकी हालत प्रेम की 
आराम और तकलीफ में, यकसॉ रहेगी ओर प्रेम 
दिन २ बढ़ता रहेगा जैसा कि इन कड़ियों मे कहा है। 

“कभी मेहर से शहद देवें तुझे, 
मुनासिब समझ जहर देवें तुझे, 
तू खुश होके ले ओर सिर पर चढ़ा, 
तू चुप होके पी और कह यह सदा, 
कि धन २ हैं धन २ हैं सतगुरु मेरे, 
उतारेंगे भौजल से बेशक परे” 


८ - पहिले और दूसरे भाव में सेवक के मन में 
थोड़ा बहुत झुकाव ससार और उसके भोग और सामान 
और कुटुम्ब परिवार की तरफ रहता है और आराम 
और तकलीफ में थोड़ी बहुत हालत बदल जाती है, 


2 


| १३८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


लेकिन बिल्कुल बे प्रतीत और बे प्रीत नहीं होती और 
थोड़ी देर मे सोच और विचार करके अथवा बानी का 
पाठ करके या कुछ अंतर अभ्यास करके फिर अपने 
घाट पर आ जाता है और प्रीत और प्रतीत के बढ़ाने 
की कोशिश,उसकी ब-दस्लूर जारी रहती है और अपनी 
कसरों को निहारता और अपनी हालत पर झुरता और 
पछताता और दया के वासते प्रार्थना करता रहता है। 


९ - खुलासा यह है कि जिस किसी के दिल में 
परमार्थ की मुख्यता आ गई और उसने कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल को सब से बड़ा और सब से ज्यादा 
प्रील करने के लायक अच्छी तरह सोच और विचार 
करके समझ लिया और सब प्रीतो को उनकी प्रीत के 
नीचे रक्खा और ससार के भोग और पदार्थों को 
विघ्नकारक और रास्ते मे अटकाने वाला जान कर 
उनमे ज़रूरत के मुवाफिक अपना बर्ताव रक्खा है, तो 
उसी का नाम गुरुमुख है ओर वही एक दिन गुरुमुखताई 
का पूरा दरजा हासिल करके नि:चिन्ल हो जावेगा यानी 
जब से कि गुरुमुख अंगा आया, उसी वक्त से 
कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल सब तरह से उसकी 
रक्षा और सम्हाल और तरक्की, अपनी मेहर और दया 
से, आप फरमावेंरो और एक दिन उसको धुर पद में 
पहुँचा कर निहाल कर देंगे। 


१० - मालूम होवे कि कुल्ल-मालिक राधास्वामी 
दयाल का धाम सबसे ऊँचा और न्यारा और महा 
निर्मल ओर प्रेम और आनन्द का भडार है और वहाँ वह 
स्वभाव और तरंगे जो पिंड और ब्रह्माड में माया के 
मसाले के संग से पैदा ह्ये हैं, बिल्कुल नही हैं। इस 


२. 


| ७] तीसराभाग [१३९ | भाग 


वास्ते जो कोई उस धाम में पह्टँचना चाहे, उसको 
जरूर है कि इन स्वभावो और चाहों और तरगों से 
न्यारा हो जावे और यह बात अंतर और बाहर के 
सलसग से जिससे मन और सुरत निर्मल होकर घट में 
चढ़ेंगे, हासिल होगी। इस वास्ते प्रेमी अभ्यासी को 
मुनासिब है कि जो कार्रवाई संतों ने बललाई है, उसके 
मुवाफिक अभ्यास करके और दया मेहर सत सतगुरु 
राधास्वामी दयाल की सग लेकर अपनी हालत बदलता 
जावे यानी दिन २ सफाई हासिल करे और प्रेम बढ़ाता 
जावे तब उस धाम में पहुँचने के काबिल हो जावेगा। 


११ - कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल सब रचना 
से न्यारे हैं। इस वास्ते जो कोई उनके धाम में पहुँच 
कर उनका दर्शन चाहे, उसको भी सब दुनिया की प्रीतें 
आहिस्ता २ कम करके एक उन्ही की गहरी प्रीत दृढ़ 
करनी चाहिये, लब वहाँ पचना और ठहराव होगा और 
जो किसी किस्म की वासना इस लरफ की रही आई, 
तो चलना और चढ़ना मुशकिल होगा। इस वास्ते सर्व 
वासना, सिवाय उनके मिलने की आस के, आहिस्ते २ 
घटानी और दूर करनी जरूर चाहिये और यह काम 
सच्चे परमार्थी का राधास्वामी दयाल अपनी दया से 
आप बनावेंगे। 


१२ - इस वास्ते कुल्ल सच्चे परमार्थियो को ऊपर 
लिखी हुई समझौली को लेकर चाहिये कि जहाँ तक बन 
सके अपनी सफाई करे और ससारी स्वभाव छोड़ते 
जावें और दुनिया की चाह और तरंगे कम उठावे और 
मुख्य प्रीत सत सतगुरु ओर राधास्वमी दयाल के चरनों 
मे लावे और सच्चा और पक्का इरादा उनके धाम में 


| १४०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


पहुँचने का करें, तो उनकी मेहर और दया से सहज २ 
काम बनता जावेगा और एक दिन सुरत निज धाम में 
पहुँच कर परम आनन्द को प्राप्त होगी। 


१३ - बगैर दया और मदद राधास्वामी दयाल के 
यह काम दुरुस्त और पूरा नही बन सकता, क्योंकि 
जीव निबल हे और पिंड में मन और माया का जोर 
बहुत भारी है, इस वास्ते जो सच्चे प्रेमी का इरादा 
अपने सच्चे उद्धार कराने का पक्का और मजबूत है, 
तो राधास्वामी दयाल जरूर अपनी मेहर और दया से 
उसकी आसा पूरन करेंगे और मन और माया और 
काल और करम के विघ्नो को हटाते और दूर करते 
जावेंगे और अपने चरनों का प्रेम उसके हिरदे में 
दिन २ बढ़ाते जावेगे और माया के भोग और पदार्थो का 
भाव उसके मन से हटा कर एक दिन उनसे न्यारा कर 
देंगे। 


बचन ठ 


हाल सच्चे वेदान्ती यानी जोगी ज्ञानियों 
का जो कि षट चक्र बेध कर ब्रह्मा पद मे 
पहुँचे और वर्णन इस बात का कि आज कल 
के ज्ञानी कसरत से बाचक हैं और उनके 
सग से जीव का सच्चा कल्यान या उद्धार 
नही होगा 

१ - जो कि आज कल ब-सबब ज़्यादा फैलने 
h विद्या के वाचक ज्ञान का बहुत जोर है और विरक्त j 


| ८] तीसरा भागा. [१४४ | भाग 

और गृहरथ बगेर जॉचने अपने अधिकार के, थोड़े ग्रन्थ 
ज्ञान के पढ़ कर कसरत से ज्ञानी और सूफी होते जाते 
हैं और असल में उनकी हालत बहुत कम बदलती है, 
बल्कि बहुतेरो के स्वभाव ब-दस्तूर ससारियो के मुवाफिक 
बने रहते हैं और अपने ज्ञान की समझ का अहकार 
ज्यादा हो जाता है।इस वास्ते मुनासिब मालूम हुआ कि 
सच्चे ज्ञानियो का हाल थोडा सा लिखा जावे कि 
जिससे बाचक ज्ञान का मुकाबला करके, उसकी ओछी 
हालत की जाँच हो जावे और सच्चे परमाथी उससे बचे 
रहें और उनका अकाज न होने पावे। 

२ - जोगी ज्ञानी उनको कहते हैं कि जो प्राणों की 
साधना करके षट चक्र को बेध कर ब्रह्म पद में पहुँचे 
और वहाँ से ब्रह्मा को नीचे के सर्व देश में व्यापक देख 
कर, उसके लक्ष रूप मे समाये और अपने आपे को 
उसमे लै कर दिया। 


३ - इन जोगी ज्ञानियों ने पॉच उपासना मुकर्रर 
करी । पहिली गनेश की गुदा चक्र में, दूसरी विष्णु की 
नाभि में, तीसरी शिव की हिरदे मे, चौथी आत्मा यानी 
शक्ति की कठ में और पाँचवी परमात्मा या सूरज ब्रह्म 
की छठे चक्र मे और उसके परे चिदाकाश में समाये। 


४ - और जोगेश्वर ज्ञानी सहसदल केवल को पार 
करके त्रिकुटी यानी ओकार पद में पहुँचे और उस के 
लक्ष स्वरूप मे जो अरूप है, लीन हुये ओर कोई २ पार 
ब्रह्म पद में जो संतों का दसवाँ द्वार है, समाये और 
वहाँ से उस चैतन्य को सर्व नीचे के देशों में व्यापक 
देखा और कुल्ल सूरतों मे उसी का ज़हूरा और जलवा 
देख कर मगन और तृप्त हो गये। 


2 


| १४२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 

५ - इन जोगी और जोगेश्वर ज्ञानियों ने अपनी 
बानी और बचन में ब्रह्मा पद की महिमा ज्यादा से 
ज्यादा गाई और फरमाया कि वह ब्रह्मा सर्व व्यापक है 
और सब लोको मे उसी का जलवा और प्रकाश मौजूद 
है और असल में सब उसी का जहूरा है। 

६ - और उन्होने ब्रह्म की प्राप्ति प्राणायाम यानी 
अष्टाग योग की साधना करके वर्णन की और उस 
अभ्यास का तरीका मय उसके सजमों के मुफस्सिल 
तौर पर अपने ग्रन्थों मे बयान किया। 


७ - और यह भी बयान किया कि पहले उपासना 
करनी जरूर चाहिये और जब वह उपासना पूरी होगी, 
तब चार साधन यानी (१) वैराग (२) विवेक 
(३) षट सम्पत्ति (सम,दम,ऊउपरति,तितिक्षा,सरधा, 


समाधानता)और (४) मुमोक्षता हासिल होंगे, तब वह 
उपासक यानी मुमोक्षु ज्ञान के ग्रन्थो के पढ़ने का 
अधिकारी होगा। 


८ - और इस बात को निहायत जोर देकर कहा 
कि जिस शख्स को ऊपर के बयान किये चारो साधन 
पूरी तौर से हासिल नहीं हुये, वह ज्ञान के ग्रन्थों के 
पढ़ने का अधिकारी नही है और जो कोई बगेर हासिल 
हुये उन साधनो के ज्ञान के ग्रन्थों को पढ़ेगा उसका 
अकाज होगा यानी बगैर पूरी उपासना किये हुए ज्ञान 
के बचन सुनेगा या पढ़ेगा या कहेगा, उसके हक मे वह 
जहर के मुआफिक असर करेंगे यानी वाचक ज्ञानी 
होकर अहकारी हो जावेगा ओर इस वास्ते उसकी मुक्ति 
नही होगी । 


| ८] तीसरा भागा. [१४३ | भाग 

९ - और उन्हीं जोगी ज्ञानियों ने यह भी वर्णन 
किया कि शरीर मे पॉच कोश यानी परदे या गिलाफ हैं 
और पाँचवे में या उसके परे आत्मा का बासा है, सो 
जब तक कि यह परदे या गिलाफ अंतर अभ्यास करके 
न फोड़े जावेगे, तब तक अभ्यासी को अपने स्वरूप का 
दर्शन नहीं होगा; ओर वह कोश या गिलाफ यह हैं (१) 
अन्न मई कोश (२) प्राण मई कोश (३) मनो मई कोश 
(४) विज्ञान मई कोश और (५) आनन्द मई कोश। 


१० - इससे साफ जाहिर है कि जोगी ज्ञानियों ने 
आत्मा की प्राप्ति बाद तै करने मन और बुद्धि के मुकाम 
के, कही है और वाचक ज्ञानी स्थूल शारीर में इन्द्रियो 
के मुकाम पर बैठे हुये अपने आप को आत्मा और 
परमात्मा या ब्रह्म मानते और करार देते हैं, यह समझ 


उनकी गलत है और उसी समझ का सच्चे ज्ञानियो ने 
निषेध किया हे। 


११ - इस में कुछ शक नही कि आत्मा अपनी धारो 
से कुल्ल शरीर मे व्यापक है और उसी की घारें मन 
और इन्द्रिय वगेरा को चैतन्य कर रही हैं, पर आत्मा 
का स्थान जहाँ से कि यह धारें छूट रही हैं, जुदा है 
और जब तक कि अभ्यासी अभ्यास करके सब परदो 
को फोड़ कर उस मुकाम तक नहीं पहुँचेगा, तब तक 
अपने स्वरूप को नहीं पावेगा और न उसका आनन्द, 
जैसा कि चाहिये उस को प्राप्त होगा और न मन और 
इन्द्रिय उसके काबू में आवेगे, फिर परमात्मा या ब्रह्म 
पद में उसकी पहुँच कैसे हो सकती है? 


१२ - इस सबब से वाचक ज्ञानी कि जिन्होंने सिफ 
सिद्धान्त के बचन ग्रन्थो से छाॉट कर पढ़ लिये है और 


| १४४]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


थोड़ी बहुत उनकी समझ हासिल की है पर अतरी 
अभ्यास किसी किस्म का नहीं किया और जो कुछ 
अभ्यास किया तो स्थूल या सूक्षम शरीर के पार नहीं 
गये, तो उनका अपने आप को आत्मा या परमात्मा या 
ब्रह्म मानना, बगैर पहुँचे हुये उस पद के, गलत है और 
इसी वजह से वे ग्रन्थों से समझौती लेकर और ऐसी 
गलत धारना धारन करके अहंकारी हो जाते हैं और 
बर्ताव और रहनी उनकी ससारी जीवों के मुवाफिक 
(जिन्होंने ज्ञान के ग्रन्थ नही पढ़े और सिद्धान्त के बचन 
नहीं सुने) रहती है और यही सबब उनके नुकसान और 
अकाज का इुआ। 


१३ - बाचक ज्ञानियो का कौल है कि जब कि ब्रह्मा 
सब जगह व्यापक है तो जाना आना कहाँ हे। सिर्फ इस 


कदर अभ्यास ज़रूर है कि जिससे मन थोड़ा बहुत 
स्थिर हो जावे और बाद उसके विचार या अहग्रह यानी 
अहब्रह्म उपासना करते हैं। विचार से मतलब यह है कि 
सब रचना का निषेध करके कि हम यह नहीं, वह नही, 
केवल आत्मा ही आत्मा या ब्रह्म ही ब्रह्मा हैं और अपने 
लई वही रूप ख्याल करके अपने ख्याल को पकाते हैं 
और अहंग्रह उपासना से मतलब यह है कि अपने तई 
ब्रह्म रूप और बाकी सब रचना को मिथ्या समझ कर 
इसी समझ को दृढ़ करते है और बाजे दृष्टि का 
साधन करके जो रोशनी कि उनको नजर आती हे, 
उसी को आत्मा का प्रकाश समझ कर उसी मे अपनी 
वृत्ति को लीन करते हैं और समझते हैं कि आत्मा का 
दर्शन हमको होता है और शुरू में मन के स्थिर करने 
के वास्ते कोई २ अजपा जाप यानी स्वासा के साथ 
ओअग सोहग का सुमिरन थोड़े दिन के वास्ते करते हैं 


| ८] तीसरा भागा. [१४५ | भाग 


और कोई २ अपने तौर पर शब्द के सुनने का साधन 
चन्द रोज करके फिर उसको छोड़ देते हैं और ऐसा 
ख्याल करते हैं कि शब्द मायक है, थोड़े दिन वास्ते 
ठहराने मन के उसका साधन मुनासिब है, पर जो कि 
माया और सब पसारा उसका मिथ्या हे, इस वास्ते 
शब्द का अभ्यास भी छोड़ देना और सिफ ब्रह्मा मे 
अपनी वृत्ति को लै करना मुनासिब समझते हैं। 


१४ - अब मालूम होवे कि यह सब साधन जिनका 
जिक्र ऊपर हुआ, वास्ते उद्धार जीव के काफी नही हैं 
और जब तक कि कोई खास जलन चलने और चढ़ाने 
जीव आत्मा यानी सुरत का न किया जावे यानी माया 
की हद के पार जाने का अभ्यास अमल मे न आवे, तब 
तक विचार और अहग्रह उपासना (जो कि मन और 
इन्द्रियो के स्थान पर बैठ के की जाती है) वास्ते पहुँचने 
निर्मल चैतन्य देश के कुछ फायदा नहीं दे सकते हैं, 
क्योकि निर्मल चैतन्य देश जो कि सुरत का निज स्थान 
है, माया के घेर के पार और ऊँचे से ऊँचा है। 


१५ - इस में कुछ शक नहीं कि चैतन्य सब जगह 
मौजूद है, लेकिन ब-सबब हायल होने माया के परदों 
के वह सब जगह एक रस यानी यकसाँ नहीं है, इसी 
वजह से पिछले जोगी ज्ञानियों ने चेतन्य में विशेष और 
सामान्य का भेद किया। विशेष चैतन्य से यह मतलब है 
कि वहाँ माया सूक्षम है या कम है और सामान्य से 
मतलब यह है कि वहाँ माया स्थूल है या ज़्यादा है और 
ऐसा सामान्य चैतन्य बगेर मदद विशेष चेतन्य के कुछ 
कार्रवाई नही कर सकला । यानी माया के परदो में ढका 
हुआ कुछ काम नहीं कर सकता । 


| १४६]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 

१६ - अपने पिंड के हाल को जो कि ब्रह्माण्ड का 
नमूना है, मुलाहज़ा करने से मालूम होगा कि जीव 
चैतन्य इस में भी सिर से पेर तक एक रस व्यापक नहीं 
है यानी आला दरजे की कुव्वतें सिर में जो ऊँचे से 
ऊँचा और पहिला दरजा है, मौजूद हैं और गले से 
कमर तक जो कि दूसरा दरजा है, कम दरजे की 
कुव्वतें कार्रवाई करती हैं और जब किसी बीमारी में 
(जैसे सन्निपात मे) सिर की तरफ खिंचाव रूह का 
ज्यादा हो जाता है तो इस दूसरे दरजे की कुव्वतें 
बिलकुल बेकार हो जाती है यानी उनकी कार्रवाई बन्द 
हो जाती है और सोते वक्त मे भी जब कि रूह का 
किसी कदर खिचाव दिमाग की तरफ मामूली तौर पर 
होता है, कुल्ल इन्द्रियाँ उस वक्‍त बेकार हो जाती हैं 
और तीसरे दरजे में यानी कमर से नीचे २ कोई खास 
कुव्वत सिवाय चलने फिरने की ताकत के नहीं है और 
वह ताकत भी दिमाग से आती हे। इन दोनो दरजो की 
कार्रवाई अव्वल दरजे की मदद से यानी जब रूह की 
धार दिमाग से नीचे उलरती है, जारी होती है ओर उस 
दरजे में विशेष चेलन्य है और नीचे के दरजो मे 
सामान्य चैतन्य है। 


१७ - इसी तरह इस पृथ्वी लोक में जो चैतन्य 
व्यापक है, वह सामान्य चैतन्य है और जब तक सूरज 
से जो उसका विशेष चैतन्य है, किसी किस्म की 
किरनियों के वसीले मदद (यानी गरमी और रोशनी) न 
आवे तब तक यहाँ का चैतन्य कुछ कार्रवाई (यानी 
उत्पत्ति करना रचना का और उसकी सम्हाल) नही कर 
सकता है, फिर ऐसे व्यापक चैतन्य से क्या काम 
निकल सकता है और जो कि वह हर वक्‍त इस लोक | 


| ८] तशतीसराभाग [१४७ | भाग 


की रचना की कार्रवाई में लिप्त हो रहा है या उसका 
संगी और समीपी है और माया से घिरा हुआ है, तो जो 
कोई उसमें लीन होगा या उससे मिलेगा, वह भी इसी 
रगड़े में पड़ा रहेगा यानी उत्पति प्रलय के चक्कर से 
बाहर नहीं जावेगा । 


१८ - और मालूम होवे कि यह सूरज भी ब-निस्बत 
उस बड़े सूरज के जिसके गिर्द यह मय अपने तारागण 
के घूम रहा है, सामान्य चैतन्य है और वह बड़ा सूरज 
इसका विशेष चेलन्य है। इसी तरह दो दरजे के ऊपर 
सत्तपुरुष और उसके परे राधास्वामी पद है जिसको 
अगर महा विशेष चैतन्य कहो तो हो सकला है। यह 
दोनो पद निर्मल चैतन्य देश में हैं यानी माया के घेर के 
पार हैं। इनमे सदा आनन्द रहता है, क्योकि सिवाय 
चैतन्य के वहाँ दूसरी चीज़ नहीं है और चैतन्य ऐन 
आनन्द स्वरूप है। 


१९ - इस वास्ते जब तक कि कोई अभ्यास करके 
एक विशेष चैतन्य से दूसरे में और फिर महा विशेष 
चैतन्य में नहीं पहुँचेगा, तब तक उसका सच्चा और 
पूरा उद्धार नहीं होगा यानी जब लक कि माया के घेर 
के पार नहीं जावेगा, तब तक जनम मरन और दुख 
सुख से निवृत्ति नहीं होगी। 


२० - अब ख्याल करो कि जिस पद में जीव को 
समाना चाहिये या पहुँच कर वहाँ का आनन्द बिलास 
देखना चाहिये, वह हमारे तन में बैठक के मुकाम से 
बहुत दूर है और रास्ते में कई मज़िले या ठेके हैं, सो 
जब तक कि शब्द अभ्यासी और शब्द भेदी गुरू से भेद 
लेकर और अभ्यास करके चढ़ कर दयाल देश मे नही 


| १४८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
पहुँचेगा, उसका सच्चा और पूरा उद्धार और जनम 
मरन से छुटकारा नही होगा। 

२१ - सिवाय इसके पिछले जोगी ज्ञानियों ने ब्रह्म 
के तीन स्वरूप या तीन दरजे बयान किये यानी शुद्ध 
ब्रह्म और साक्षी ब्रह्म और माया-सबल ब्रह्मा। अब 
खयाल करो कि मुवाफिक इन दरजों के जो कोई शुद्ध 
ब्रह्म के पद में नहीं पहुँचेगा, तब तक वह जोगेश्वर 
ज्ञानी नहीं हो सकता और वास्ते प्राप्ति मुक्ति के माया 
देश को छोड़ कर शुद्ध ब्रह्म पद में पहुँचना जरूर है। 
फिर कई दरजे ब्रह्म मे ब-सबब हायल होने माया के हो 
गये और सब दरजों में वही ब्रह्म व्यापक हुआ, पर 
वास्ते बचाव जन्म मरन और काल क्लेश और प्राप्ति 
परम आनन्द और मुक्ति के (मुवाफिक जोगी ज्ञानियों 
के मत के) नीचे के देशों को छोड़ कर ऊँचे देश यानी 
शुद्ध ब्रह्म मे जाना जरूर हुआ। 

२२ - ऊपर के बयान से साफ जाहिर है कि बाचक 
ज्ञानियो का यह कौल कि '' जब कि ब्रह्मा सर्व व्यापक 
है तो जाना आना कहाँ है,”” बिलकुल गलत है और इस 
हिसाब से इन लोगों का उद्धार योगी ज्ञानियो के दरजे 
तक का किसी सूरत में मुमकिन नही है। 


२३ - इसी तरह जोगी और जोगेश्वर ज्ञानियो ने 
चार अवस्था यानी जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति और लुरिया 
बयान की है और अभ्यास करके लुरिया ओर लुरियातीत 
अवस्था में पहुंचना लिखा है। लेकिन बाचक ज्ञानियों ने 
लुरिया अवस्था को काट कर जो चैतन्य कि तीन 
अवस्था में व्यापक है, उसी को लुरिया करार दिया 
यानी चलना और चढ़ना जिससे तीन अवस्थाओ के 


2 


| ८] तशीसराभाग [१४९ | भाग 


पार जाना मुमकिन था, नही माना और इस सबब से 
उस निर्मल गति की जो लुरिया और लुरिया-तील के 
दरजे मे पहुँच कर हासिल होती, उनको खबर भी नहीं 
हुई यानी जाग्रत अवस्था के मुकाम पर उनका बासा 
रहा और इस वास्ते मन और इन्द्रियाँ उन पर गालिब 
रहे और उनका ज्ञान बाचक रहा। 


२४ - यह लोग सिद्धान्त की बातें बनाते रहेंगे पर 
ब-सबब पड़े रहने मलीन माया के देश मे इनकी हालत 
नहीं बदलेगी और सच्चा ब्रह्मानद इनको कभी हासिल 
नही होगा। 


२५ - और एक भारी नुकसान की बात बाचक 
ज्ञानियों मे यह है कि उपासना यानी भक्ति से विरोध 
रखते हैं और माया को मिथ्या कह कर कुल्ल नाम रूप 


की रचना को नाशमान समझ कर, उसका निरादर 
करते हैं और हरचद आप शारीर का व्यवहार जारी 
रखते हैं और मेले तमाशे ओर देशान्तर की सैर वगैरा 
में हमेशा भरमते रहते हैं और ज्ञान की पोथियाँ पढ़ते 
और पढ़ाते रहते है ओर फिर इन सब कामों को भरम 
बताते हैं और कहते हैं कि जब कि सिवाय ब्रह्मा के और 
कोई वस्तु नहीं है और हम आप वही ब्रह्म स्वरूप हैं तो 
फिर उपासना किस की करें और उपासना की क्या 
जरूरत है जब कि सिवाय ब्रह्मा के कोई दूजा असल में 
नही है। 


२६ - बल्कि बाजे ज्ञानी इस कदर बढ़ कर बोलते 
हैं कि रचना असल में हुई नहीं और न मौजूद है और 
जो कुछ कि देखते हैं और कहते सुनते हैं सब भरम है 
और फिर बर्ताव मे अपने शरीर, रूप और कुल्ल ससार 


| १५०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


को सत्य देखते और समझते हैं, सिर्फ भक्ति न करने 
के वास्ते ऐसी बाते कि जो उन के व्यवहार और बर्ताव 
के बिलकुल बर-खिलाफ है(यानी कुल्ल रचना और 
कुल्ल कार्रवाई को भरम समझना) बनाते हैं। 


२७ - नतीजा ऐसी बातो का यह होता है कि इन 
बाचक ज्ञानियो के हृदय से भय और भाव यानी अदब 
और खौफ और प्रेम, गुरू और मालिक के चरनो का, 
बिलकुल जाता रहता है और निरभय हो कर संसार में 
बर्तते हैं यानी मन और इच्द्रियो के कहने में चलते हैं 
और अपने आप को ब्रह्म रूप मान कर समझते हैं कि 
किसी काम का असर उन पर नही पहुँचता और जो 
गौर करके देखा जाता है तो मालूम होता है कि रहनी 
इन लोगों की मुवाफिक ससारी विद्यावानो के बल्कि 
अक्सर उन से भी कम दरजे की हे और धनवान और 
इकूमलवान लोगो को हमेशा दूँढ़ते रहते हैं कि कोई 
उनका बचन माने और खातिरदारी करे और जब ऐसा 
मौका मिल जावे तब भोगों में बे-लकल्लुफ बर्तते हैं। 


२८ - अब गौर करने की बात है कि जो इन बाचक 
ज्ञानियो को थोड़ा भी आत्मानन्द आया होता तो इनका 
बर्तावा ऐसा नही होता जैसा कि आम तोर पर देखने मे 
आता है और जिसका थोड़ा हाल ऊपर लिखा गया। 


२९ - यह सब कसे ब-सबब न करने उपासना या 
भक्ति के, गुरू और मालिक के चरनो में, पैदा होती हैं 
यानी जो चार साधन कि मुमोक्षु को, पेश्तर पढ़ने ज्ञान 
के ग्रन्थो के, हासिल होने चाहिये, वह इन लोगों मे नहीं 
पाये जाते, क्योंकि वे ईश्वर की दात है और बगेर 
उपासना किये और उपास्य से मिलने के वे प्राप्त नहीं 


| ८] तीसरा भाग. [१६१ | भाग 


हो सक्ते और यह बाचक ज्ञानी नाम रूप को पहिले ही 
मिथ्या समझ कर भक्ति को उड़ा देते हैं और ईश्वर 
और गुरू दोनों की इनकी नज़र मे बे-कदरी हो जाती 
है और ब्रह्मा को सर्व व्यापक मान कर कोई अन्तरी 
अभ्यास चलने और चढ़ने का (जिस से उनका ससारी 
स्वभाव और मन की हालत बदले) नही करते, इस 
सबब से सिर्फ सिद्धान्त के बचन सुन कर और याद 
करके अहंकारी और बे-परवाह हो जाते हैं और अपनी 
कसरोौ पर जरा निगाह नहीं करते ओर जो कोई जतावे 
तो क्रोध करने को तैयार हो जाते हैं। 


३० - अब ख्याल करो कि इन बाचक ज्ञानियो ने 
किस कदर धोखा खाया और किस कदर गलती में पड़े 
हैं कि जिसके सबब से उनका भारी नुकसान हुआ यानी 


ब्रह्म पद की प्राप्ति से महरूम रहे और बर-खिलाफ 
उसके अपने आपको ब्रह्म रूप मान कर इस कदर 
अहकारी हो गये कि अब जो कोई उनको उनकी गलती 
बतावे और सीधा और सच्चा रास्ता उद्धार का समझावे 
तो बिल्कुल नहीं सुनते और उलटा समझाने वाले को 
भूला हुआ और भरमा हुआ ख्याल करके उससे क्रोध 
और विरोध करने को तैयार होते हैं, जिसके सबब से 
इनकी दुरुस्ती यानी उद्धार किसी तरह से मुमकिन 
नही है। 


३१ - मालूम होवे कि जोगी और जोगेश्वर ज्ञानियो 
का सिद्धात (यानी ब्रह्मा और पार-ब्रह्मा पद) माया की 
हद्द में रहा, इस सबब से उन्होने ज्ञान की मुख्यता की 
यानी ब्रह्मा के लक्ष स्वरूप अथवा अरूप मे समाये 
क्योकि उन्होने देखा कि ब्रह्मा का वाच्य स्वरूप हमेशा 


| १५२] प्रेमपत्रराधास्वामी [ बचन | पत्र राधास्वामी 


कायम नहीं रहता यानी जब रचना का अभाव होता है 
(परलय और महा परलय के वक्त) तब वह भी सिमट 
जाता है और उसके लोक की रचना भी सिमट जाती 
है और इस सबब से ब्रह्म उपासको की मुक्ति की 
हालत हमेशा और यकसाँ कायम नही रह सकती और 
रचना मे आवा-गवन भी नहीं बन्द हो सकता, इस 
वास्ते उपासना की सिफ इस कदर जरूरत समझी गई 
कि जिसमे मुमोक्षु भक्ति करके स्थूल सूक्षम ओर कारन 
रचना के पार चल कर अपने उपास्य के सन्मुख यानी 
ब्रह्म लोक में पहुँचे और इसी तरह अभ्यास करके 
निर्मल होकर काबिल समाने ब्रह्मा के लक्ष स्वरूप यानी 
अरूप पद के हो जावे यानी ज्ञान पद को प्राप्त होवे, 
क्योकि जो ज्ञान पद में रसाई न हुई और उपासना 
करता रहा या उपास्य के लोक में पहुँच कर वही ठहर 
गया, तो आवा-गवन दूर नही हुआ। 


३२ - वास्ते दुरुस्ती उपासना के उपास्य के नाम 
रूप लीला और धाम की जरूरत है और जब कि नाम 
और रूप का मायक होना और उसका समय २ पर 
प्रकट होना और सिमट जाना मालूम किया गया, लब 
उपासना करने वालों का पूरा उद्धार यानी आवा-गवन 
से रहित होना नहीं माना गया,इस सबब से भक्ति की 
जरूरत सिर्फ वास्ते ते करने, रूपवान रचना की हद्द 
के, मुनासिब समझी गई और बाद उसके लक्ष स्वरूप 
की महिमा विशेष मानी गई कि वहाँ पहुँचने से (जाहिरी 
तौर से) आवा-गवन दूर हो गया, क्योंकि मुमोक्षु नाम 
और रूप के परे पहुँच कर ब्रह्म के लक्ष यानी सिध 
स्वरूप मै समाया और इसी का नाम ज्ञान यानी सच्ची 

| मुक्ति या उद्धार रक्खा गया। 


| ८] तीसरा भागा. [१५३ | भाग 

३३ - इस कायदे के मुवाफिक ज्ञान (यानी अपने 
निज अरूप पद को प्राप्त होना) अव्वल नम्बर करार 
दिया गया और उपासना यानी भक्ति का दरजा दूसरा 
रक्खा गया और इससे यह मतलब समझा गया कि 
उपासक ब्रह्म के लोक में पहुँच कर अपने उपास्य या 
भगवत के समीप या सनमुख रह कर और दर्शन के 
आनन्द और विलास को प्राप्त हो कर बहुत काल के 
वास्ते सुखी हो जावे, लेकिन प्रलय या महा प्रलय के 
समय ब्रह्म और ब्रह्मा लोक का सिमटाव और अभाव 
जरूर होगा और उस वक्त ब्रह्म उपासको की भी 
हालत बदल जावेगी और फिर रचना मे आना पड़ेगा, 
इसी सबब से ज्ञान के मुकाबले मे भक्ति की महिमा कम 
ठहरी और ज्ञानियों की नजर में उसका आदर घट 
गया, लेकिन अभ्यासियो के वास्ते उसको कायम रक्खा 
और जब उपासना पूरी हो गई यानी उपासक उपास्य 
के लोक में पहुँच गया और उसका दर्शन करके चारों 
साधन उसको प्राप्त हो गये,फिर भक्ति की जरूरत नही 
रही, फिर ज्ञान के हासिल करने का जलन बाकी रहा 
यानी सिद्धान्त के बचन सुन कर और समझ कर, दिन 
२ अभ्यास ब्रह्मा के लक्ष स्वरूप में यानी अरूप पद में 
समाने का करके अपना आपा जिस कदर कि बाद 
भक्ति के बाकी रहा, सिद्धान्त पद में पहुँच कर निज 
अरूप में लीन कर दिया। 


३४ - बाचक ज्ञानियों ने जब सिद्धान्त के बचन 
सुने और ऊपर का लिखा हुआ हाल उनको मालूम हुआ 
तो उन्होंने शुरू ही से भक्ति का निरादर किया और 
ब्रह्म बन बैठे और कहने लगे कि भक्ति मे त्रिपुटी (यानी 
| उपास्य उपासक और उपासना) कायम रहती है और | 


| १4४]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


इस सबब से दूजा भाव बना रहता है और आवा-गवन 
दूर नहीं होता और ज्ञान में सिफ ब्रह्म ही ब्रह्मा रहता है 
और दुनिया का अभाव है और इस वास्ते जनम मरन 
भी नहीं रहता, इस सबब से उन्होंने बगेर अभ्यास 
करके तै करने नाम रूप की रचना के, पहले ही से 
नाम और रूप का अभाव और निरादर कर दिया यानी 
ब्रह्म के वाच्य स्वरूप से लेकर नीचे से नीचे की रचना 
तक सब को नाशमान और मिथ्या कह कर उपासना 
को फिजूल समझा और इस सबब से वे जहाँ के लहा 
रहे यानी स्थूल मन और इच्द्रियों के घाट पर बैठे हुये 
सिद्धान्त की बाते और ब्रह्मा के वाच्य और लक्ष स्वरूप 
का बुद्धि से निर्णय करके लक्ष रूप की धारना करने 
लगे और सच्चे और प्रेमी परमार्थियो पर जो भक्ति और 
अंतर अभ्यास करके निज अरूप पद में पहुँचने का 
जतन कर रहे हैं, तान मारने लगे कि इनका जनम 
मरन नहीं छूटेगा और ब-सबब न होने ज्ञान (बाचक) 
के उन का पूरा उद्धार नहीं होगा। 

३५ - जो कोई इन बाचक ज्ञानियों के काल और 
हाल यानी बोली और रहनी पर गौर से नज़र करे तो 
उस को साफ मालूम हो जावेगा कि इन लोगों ने अपने 
आचार्यो के यानी जोगी और जोगेश्वर ज्ञानियों के 
सिद्धात के बचन सुन कर जल्दी की और जो बचन कि 
उन्होने निसबल उपासना और अंतर अभ्यास के फरमाये, 
उन पर मुतलक लवज्जह नहीं की यानी बगेर तीन 
लोक की रचना के (अभ्यास करके) पार जाने क, 
पार-पद को (जो उनका सिद्धान्त था) सही करके उसी 
की धारना सिर्फ अकली विचार करके शुरू की और 


| ८] तीसरा भाग [१५५ | भाग 


ऐसा यकीन किया कि उस रचना का जबानी या 
मानसी निषेध करके पार-पद में पहुँचने या अपने तई 
वही (लक्ष रूप) समझ कर पूरे बन जाना मुमकिन है। 
यह बड़ा भारी धोखा इन बाचक ज्ञानियो ने खाया और 
अपना भारी अकाज किया यानी चौरासी के चक्कर से 
नही बचे और न इधर के रहे और न उधर के हुये यानी 
न तो भक्ति करके ब्रह्मलोक के आनन्द और विलास को 
प्राप्त हुये और न ज्ञान करके ब्रह्मा के लक्ष स्वरूप में 
समाये | 


३६ - सबब इस धोखे का यही हुआ कि बाचक 
ज्ञानियों ने मुवाफिक कौल और वचन अपने आचारयोँ के 
ब्रह्मा को सर्व व्यापक माना और माया और उसकी 
रचना को मिथ्या समझा बल्कि यहाँ तक कि तीन काल 


रचना हुई ही नही ओर है भी नही और वही ब्रह्म स्वरूप 
आपको और कुल्ल को माना और चैतन्य का तन मन 
और इन्द्रियों के साथ बधन और ससार में झुकाव को 
भरम समझा और इस भरम के दूर करने का इलाज 
यह करार दिया कि सिद्धान्त यानी ज्ञान के बचन सुन 
कर और समझ कर अपने आप को निर्मल और निरलेप 
चैतन्य समझे और इस ख्याल को विचार और अहग्रह 
उपासना करके पकावे, फिर जरूरत भक्ति और दूसरे 
अभ्यास करने की नहीं रहेगी, क्योकि आना जाना 
उन्होंने नहीं माना, लेकिन जो कि माया और उसकी 
रचना जब तक कि जहाँ तहाँ मौजूद है, सच्ची है और 
माया के देश यानी घेरे में बराबर जारी है और रहेगी 
और सिर्फ जबानी जमा खर्च से बगैर उसकी हद के 
पार पहुँचने के उस से छुटकारा मुमकिन नही है, इस 


| १५६] प्रेमपत्रराधास्वामी [ बचन | पत्र राधास्वामी 

सबब से उसको पहिले ही से मिथ्या और गैर-मौज़ूद 
और भरम समझने से इन बाचक ज्ञानियो ने धोखा 
खाया यानी माया के घेर में ही रहे और इस सबब से 
जनम मरन से बचाव नही हुआ, और जो कोई इन को 
ख़ुद जोगेश्वरों के बचन के ब-मूजिब समझावे कि षट 
चक्र बेध कर पिंड के परे ब्रह्मांड में जाना चाहिये तो 
उनका मन (जो कि अपने स्वभाव के मुवाफिक ऊँचे से 
ऊंचे और बढ़ से बढ़ की बात बगैर मेहनत और 
तकलीफ के हासिल करना चाहता है) ऐसी समझौती 
को कबूल नही करता, फिर संतों के बचन को जो कि 
पिड और ब्रह्मांड के पार दयाल देश मे जाने की जुगत 
बललाते हैं, किस तरह मानें, इस वास्ते संतों के 
सतसंगियो से इन वाचक ज्ञानियों का मेल किसी तरह 
नहीं हो सकता है। 

३७ - संत सतगुरु जो सच्चे और कुल्ल-मालिक 
सत्तपुरुष राधास्वामी दयाल के धाम में पहुँचे, फरमाते 
हैं कि निरंजन जोल सत्तपुरुष की किरनें यानी बुँदे हैं 
और यह दोनो घारे सत्त लोक यानी सत्त पुरुष के चरनों 
से निकल कर पहिले सतो के दसवें द्वार में ठहरी और 
उनका नाम पुरुष प्रकृति हुआ। यही स्थान तिरलोकी 
का सूल पद है। यहाँ माया बीज रूप थी। इस सबब से 
जोगेश्वर ज्ञानियो को नजर न आई उन्होने उस पद 
को शुद्ध और पार-ब्रह्म करार दिया। फिर वहाँ से उत्तर 
कर यह दोनो धारें त्रिकुटी में ठहरी और यहाँ उनका 
माया ब्रह्म नाम हुआ। इसी स्थान से सूक्षम मसाला 
तीन लोक की रचना का प्रकट हुआ। फिर यहाँ से 
उतर कर यह दोनो धारे सहसदल केवल के मुकाम पर 
| ठहरी और दोनों का रूप जुदा २ प्रकट हुआ और शिव | 


| ८] शतीसराभाग [१५७ | भाग 

शक्ति और जोत निरंजन इनका नाम इुआ। यहाँ से 
पाँचों तत्व और तीनों गुन की धारें प्रकट होकर निकली 
और इन्होंने नीचे के देश में देवताओं और मनुष्यो और 
चारों खान की रचना करी। सतो का देश पार-ब्रह्म से 
बहुत ऊँचा रहा, जहाँ माया का नाम और निशान भी 
नहीं है यानी जो कुछ कि उसका सूक्षम से सूक्षम बीजा 
था, वह निकाल कर नीचे उतार दिया गया। उस देशा 
को निर्मल चैतन्य ओर महा शुद्ध धाम समझना चाहिये। 
वहाँ एक चैलन्य ही चैतन्य है और किसी तरह की 
मिलोनी दूसरे की नहीं हैं और जो कि चैतन्य महा 
आनन्द स्वरूप है, इस वास्ते वहाँ की रचना भी ऐन 
चैतन्य और आनन्द स्वरूप है और हमेशा एक रस 
कायम रहती है और यहाँ ही सत्त पुरुष राधास्वामी 
सच्चे कुल्ल-मालिक का निज धाम है। 

३८ - सतो के उपास्य और भगवत कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल हैं। वह निर्मल चैतन्य और प्रेम और 
अमृत के निज भडार हैं और सुरत चैतन्य (यानी 
आत्मा) उन्हीं की अस है। इस तरह संतों का भगवत 
यानी कुल्ल-मालिक और उसका धाम (यानी दयाल 
देश) और उसके चरनो की भक्ति (जो कि ऐन प्रेम की 
धार है) अमर और अजर हैं और उसकी अस सुरत भी 
अमर और अजर है, पर वह माया के देश मे उतर कर 
और देही और मन और इच्द्रियो के साथ बँध कर और 
माया के पदार्थो (यानी भोगों की) चाह उठा कर इस 
संसार में दुख सुख भोगती है और जो कि देही जो 
माया के मसाले की बनी हुई है और हमेशा उसका अग 
अग बदलता रहता है, और भाव अभाव होता रहता है, 
सदा एक रस कायम नही रहती, इस सबब से सुरत 


| १५८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


भी उस के साथ बधन करके जनम मरन के चक्कर मे 
पड़ी रहती है। यह चक्कर जब तक कि सुरत अपने 
निज मालिक राधास्वामी दयाल और उनके धाम का 
भेद पाकर अपने घर की तरफ नही उलटेगी और 
जैसे २ देही, उतार के वक्‍त हर एक मडल मे धारन 
करती आई है, उन से चढ़ाई के वक्‍त अपना ताल्लुक 
और बधन छोड़ती न जावेगी, नही मिटेगा। इस चक्कर 
का जोर दयाल देश के नीचे नीचे जहाँ माया की 
मिलोनी चैतन्य के साथ हुई है, रहता है और जब 
सुरत अभ्यास करके माया की हद्द के पार पहुँचती है, 
तब ही काल के कष्ट और क्लेश कतई दूर हो जाते हैं 
और निज देश मे पहुँच कर परम आनन्द को प्राप्त 
होती है ओर अपने सच्चे मालिक राधास्वामी दयाल का 
दर्शन पाकर हमेशा को मगन हो जाती है। 

३९ - जबकि सतो का भगवत और उसका धाम 
अमर और अजर है और उसकी प्रेमाभक्ती भी हमेशा 
कायम है, इस सबब से सतों ने भक्ति की महिमा विशेष 
की है और शुरू से अखीर तक उसको कायम रक्खा 
यानी जब तक कि सुरत अभ्यास करती हुई निज धाम 
में पहुँच कर अपने भगवत राधास्वामी दयाल का दर्शन 
पावे, तब तक भेद भक्ति और जब कि राधास्वामी 
दयाल के चरनों मे रल मिल जावे तब उसको अभेद 
भक्ति कहते हैं क्योकि निज धाम में पहुँच कर सुरत की 
यह गति हो जाती है कि जब चाहे जब अपने मालिक 
के चरनों में मिल जावे और जब चाहे जब न्यारी होकर 
उनके दर्शन का विलास करे। इस वास्ते संतों ने ज्ञान 
का लफ्ज अपनी बानी मे इस्तेमाल नही किया, क्योकि 
| उनके मत मे सुरत का चैतन्य रूपी आपा हमेशा कायम | 


| ८] तीसरा भागा [१५९ | भाग 


_ है या उसको ऐसी गति हासिल हो जाती है कि 
जब चाहे जब उस आपे को अपने मालिक के चरनों में 
लीन कर दे और जब चाहे जब न्यारी होकर उसके 
दर्शनो का आनंद लेवे। बर-खिलाफ इसके ब्रह्मा ज्ञानी 
जब कि ब्रह्म के लक्ष स्वरूप में लीन हो गये तब अपना 
आपा खो बैठे यानी फिर न्यारे नहीं हो सक्ते और न 
उन को फिर अपने आपे या ब्रह्म के लक्ष स्वरूप की 
खबर रहती है, क्योकि उनका आपा बिलकुल गुम हो 
जाता है। 


४० - संत कहते हैं कि जब कि सच्चे जोगी और 
जोगेश्वर ज्ञानी माया के घेर में रह गये तो उनका पूरा 
उद्धार नहीं हुआ, चाहे उनको इस बात की ख़बर पड़ी 
या नही, क्योंकि जहाँ तक माया की हद है, वहाँ तक 


भाव अभाव रचना का और उसके साथ जनम मरन 
जीवों का बराबर जारी रहेगा, चाहे वह नित प्रति होवे 
या कुछ काल देर करके या बाद परलय महापरलय 
के। फिर बाचक ज्ञानियो का उद्धार किसी दरजे का भी 
मुमकिन नहीं है, क्योकि उनकी बैठक पिंड में मन और 
इन्द्रियो के मुकाम पर रही और चारों साधन उनको 
असल में पूरे २ प्राप्त नहीं हुए और न ब्रह्म के वाच्य 
और लक्ष स्वरूप में उनकी प्रीत या लगन जैसा कि 
चाहिये आई और न जीते जी उन्हाने माया के परदे जो 
माबेन? उनके और ब्रह्मा के हायल हैं फोड़ कर उनके 
पार गये, इस सबब से वे (जो कोई ससारी या परमाथी 
बासना उनके दिल में जबर नहीं रही) मनाकाश मे 
समाते हैं और वहाँ से कुछ अर्से बाद नीचे को उत्थान 


| १६०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


होकर फिर देह धरते है और सिलसिला आवागवन का 
ब-दस्तूर कायम रहता है। 


४१ - बर-खिलाफ इस के संतों का सतसगी भक्ति 
करके और दया का बल लेकर सुरत शब्द जोग का 
अभ्यास करता हुआ माया की हद्द के पार दयाल देश 
में पहुँच कर अपने प्रीतम भगवत यानी राधास्वामी 
दयाल के सन्मुख पहुँच कर अमर आनन्द और विलास 
को प्राप्त होता है और जनम मरन के कष्ट और देहियों 
के क्लेश से हमेशा को छूट जाता है और ज़्यादा बढ़की 
बाल यह है कि उसका सुरत रूपी निज आपा हमेशा 
कायम रहता है कि जिससे वह अपने सच्चे कुल्ल-मालिक 
की अपार कुदरत को देख कर मगन होता है और 
दर्शनों का आनन्द सदा लेता है। 


४२ - अब समझना चाहिये कि सतो ने जो प्रेमाभक्ती 
की महिमा विशेष की और शुरू से अखीर तक उसको 
कायम रवक्खा, उसका सबब यही है कि उनका उपास्य 
और उसका निज धाम अमर और अविनाशी है और 
जोगी और जोगेश्वर ज्ञानियो का उपास्य और उसका 
धाम चलायमान और नाशमान है, इस सबब से उनकी 
भक्ति हमेशा कायम नहीं रह सकती और बगेर ज्ञान 
यानी लक्ष या अरूप पद में समाने के, कोई सूरत 
रिहाई और बचाव की उनको नजर न आई, इस सबब 
से उन्होंने ज्ञान पर ज्यादा जोर दिया यानी उसकी 
मुख्यता की और भक्ति को थोड़े दिन का यानी ओछा 
साधन समझ कर उसका निरादर रक्खा और अखीर मे 
उड़ा दिया और बाचक ज्ञानियो ने सच्चे ज्ञानियो के 
इस बचन को सुन कर या पढ़ कर, शुरू से ही भक्ति 


| ८] तीसरा भागा. [१६१ | भाग 


का निरादर करके और सिद्धांत के बचनो को पकड़ के 
विचार वगेरा के साथ अमल-दरामद किया कि जिससे 
वे जहाँ के तहाँ रहे, क्योकि उन्होने ब्रह्मा को सर्व 
व्यापक मान कर चलने और चढ़ने की जरूरत न 
समझी और इस कार्रवाई मे उनको अपने बल यानी 
पुरुषार्थ का भरोसा रहा और समर्थ पुरुष की ओट या 
सहारा नहीं लिया। 


४३ - अब ख्याल करो कि इस देश और पिंड में 
किस कदर माया और उसके मसाले का जोर शोर है 
और काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहकार और मन 
और इन्द्रियाँ किस कदर बली हो रहे है और कुल्ल 
जीवों बल्कि देवताओं को भी नाच नचा रहे हैं, फिर 
जीव की जो कि महा निबल है क्या ताकत है कि बगेर 


सहारे और मदद समर्थ पुरुष के और बगेर कमाई ऐसे 
अभ्यास के कि जिससे माया देश यानी पिंड और 
ब्रह्मांड से आहिस्ता २ न्यारे हो कर सुरत ऊँचे देश की 
तरफ चढ़ती जावे ओर कुल्ल बैरियो को जीत कर दया 
के बल से माया की हद्द के पार सतों के निज देश में 
पहुँचे और हमेशा को महा सुखी हो जावे यानी सच्चा 
और पूरा उद्धार और अमर देश मे अमर आनन्द का 
प्राप्त होना बगैर दया कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल 
और बगेर मदद संत सतगुरु के किसी तरह मुमकिन 
नहीं है। 

४४ - फिर बिचारे बाचक ज्ञानियो की कहाँ ताकत 
(कि जिन को असल मे चारो साधन बल्कि उन में से 


एक भी साधन यानी सच्चा और पूरा बेराग हासिल नही 
हुआ) कि अपने मन और इन्द्रियो पर गालिब आवें और 


| १६२] प्रेमपत्रराधास्वामी [ बचन | पत्र राधास्वामी 


कुछ भी साधन अपने जीव के कल्यान यानी उद्धार का 
कर सके, अलबत्ता बातें बनाना और जबानी वाच्य और 
लक्ष स्वरूप ब्रह्म का निर्णय करना खूब आ जाता है 
और अपने आपको ब्रह्म स्वरूप मानने से अहंकार खूब 
बढ़ जाता है और ब-सबब न हासिल होने ब्रह्मानन्द के 
मेले और तमाशों में देश विदेश भरमते रहते हैं। यह 
हालत उनकी प्रकट नजराई देती है और विचारवान 
और समझदार लोग उनकी चाल ढाल को देख कर 
आसानी से दरियाफ्त कर सकते हैं कि वे बाचक ज्ञानी 
ब्रह्मानद से खाली हैं, फिर ग्रन्थों के पढ़ने और पढ़ाने 
और खाली निर्णय और विचार करने का उनको सिवाय 
तरक्की मान और अहंकार के और निरभय होकर बर्तने 
मन और इन्द्रियों की लरगों मे क्या फायदा और फल 
हासिल हुआ? 

४५ - सतों के सतसंगियों को इस वास्ते मुनासिब 
है कि ऐसे बाचक ज्ञानियों का जो कि अद्वैत वादी हैं 
यानी भक्ति से विरोध और नफरत रखते हैं और सिवाय 
विचार और अहग्रह उपासना के (कि मैं ब्रह्म हूँ) और 
कोई अभ्यास नहीं करते, सग और सुहबल न करें और 
न इस किस्म के ग्रन्थो को सिवाय एक दफे के, वास्ते 
मालूम करने उनके हाल के, पढ़ें और नहीं तो इनके 
बचन बे-परवाही और अहंकार के सुन २ कर आलसी 
और बे- परवाह हो जावेंगे और फिर उनसे अभ्यास 
सतो की जुगल का नही बनेगा और इस सबब से उनके 
उद्धार मे खलल पड़ जावेगा। 


४६ - लेकिन जो वेदान्ती या ज्ञानी या सूफी 
द्वैतवादी हैं यानी भक्ति को कायम रखते हैं और अपनी 


2 


| ८] तीसरा भाग. [१६३ | भाग 
सफाई के वास्ते कोई न कोई अंतरी अभ्यास करते 
रहते हैं, जैसे अजपा जाप यानी स्वॉसा से नाम का 
लेना या मानसी प्राणायाम करना या दृष्टि का साधन 
करना या दिल पर नाम की जर्ब लगाना या दस प्रकार 
के शब्द जो पातजल जोग शास्त्र में लिखे हैं, उनका 
किसी न किसी तरकीब से चित्त लगा कर सुनना या 
ब्रह्म को आकाशवत व्यापक मान कर चैतन्य यानी 
रोशन आकाश का ध्यान करना वगेरा २, उनका सग 
और सुहबत शुरू में जब तक कि सत या साधगुरु 
(सल मत वाले) न मिले, करने मे कुछ हर्ज नहीं होगा, 
बशार्ते कि यह शख्स सच्चा परमार्थी है और अपनी 
हालत को निरखतला परखता चलता है और जाँच करता 
रहता है कि किस कदर मेरी वृत्ति ब्रह्मानद मे लीन 
होती है। ऐसे शख्स को इन ज्ञानियो के सतसंग से यह 
फायदा होगा कि अदरूनी सफाई हासिल होगी, पर 
सुरत की चढ़ाई का फायदा बगैर अभ्यास संतों की 
जुगत (सुरत शब्द योग)के, और किसी तरह हासिल 
नही हो सकता और जब उसको सत सतगुरु या 
साध गुरु भाग से मिल जावे, तब उस को मुनासिब 
और लाजिम होगा कि और सब सग छोड़ कर सिफ 
उनका सतसंग करे और उनके उपदेश के मुवाफिक 
सुरत शाब्द योग का अभ्यास प्रेम और अनुराग के साथ 
करे, तब उसकी सुरत आहिस्ता २ पिंड से न्यारी होकर 
ब्रह्मांड यानी ब्रह्मादेशा में और फिर वहाँ से संतों के 
दयाल देश मे पहुँच कर ओर अपने सच्चे कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल का दर्शन पा कर परम आनद को 
प्राप्त होगी । वह कुल्ल-मालिक अकह अपार अनत और 
अविनाशी है और उसका देश भी अमर है और वहाँ का 


| १६४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
आनन्द भी अनन्त और अपार और अमर है ओर सुरत 
पहुँचने वाली भी अमर हो जावेगी। 

४७ - सच्चे जोगेश्वरो के मत मे और सत मत मे 
सिर्फ इतना भेद है कि वे एक दरजे नीचे रहे यानी 
उनका सिद्धान्त पद शुद्ध माया की हद्द यानी ब्रह्मांड में 
रहा और इस सबब से उनका आवागवन कतई नहीं 
छूटा यानी परलय या महा परलय के बाद फिर शारीर 
धारन करना पड़ा और सत, माया की हद यानी ब्रह्मांड 
के पार गये और निर्मल चैतन्य यानी कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल के देश में पहुँच कर बासा किया और 
बाचक-ज्ञानियों का यह हाल है कि उन्होंने चलना 
चढ़ना (यानी माया देश को तै करना) नही माना, इस 
सबब से मलीन माया के देश यानी पिंड मे ही रहे, 
मनाकाशा मे जिसको उन्होंने ब्रह्मा या आत्मा करार 
दिया, समाये और हरचन्द इन्होने ब्रह्मा को अपना 
सिद्धान्त माना, लेकिन उसके निज धाम की (जो 
ब्रह्माड में वाके हे) इनको खबर नहीं पड़ी, इस सबब 
से इनका दरजा बहुत नीचा रहा और आवागवन उनका 
जल्द जल्द होता रहा। 


बचन ९ 


सन और सुरत की चढ़ाई धीरज के 
साथ होनी चाहिये और अभ्यास दुरुस्ती से 
यानी निर्विघ्न करना चाहिये। 


| ४] तीसरा भागा [१६५ | भाग 


१ - राधास्वामी मत के अभ्यासियों को चाहिये कि 
विरह और उमंग लेकर अपना अभ्यास नेम के साथ 
रोजमर्रा करें और मन और सुरत और दृष्टि को पहिले 
पॉच चार मिनट तीसरे तिल के मुकाम पर जमावे और 
फिर पहिले या दूसरे स्थान पर तवज्जह रख कर यानी 
चित्त को ठहरा कर शब्द को सुनें और ध्यान के वक्त 
उसी मुकाम पर नज़र और चित्त को ठहरा कर स्वरूप 
का ख्याल करें (चाहे जब नजर आवे) और अभ्यास 
करने में चढ़ाई के वास्ते नीचे से ऊपर की तरफ बहुत 
जोर न लगावे, सहज स्वभाव मन और चित्त और नजर 
को ऊपर की तरफ तान कर मुकाम पर शब्द या 
स्वरूप के आसरे ठहरावें और होशियारी रक्खें कि 
दुनिया के खियालाल किसी किस्म के मन मे न आवें 
और न किसी तरह की लरग स्वार्थी वा परमार्थी उठावे 
तो अभ्यासी को थोड़ा बहुत रस और आनन्द शब्द या 
स्वरूप का जरूर मिलेगा। 

२ - जो अभ्यास के वक्‍त हालत विरह और उमंग 
की न होवे तो चाहिये कि पहिले दो शब्द चितावनी और 
बैराग और दो शब्द प्रेम के गोर से पढ़ कर अभ्यास मे 
बैठे और अपनी कसरो पर नजर करके, दीनता के 
साथ थोड़ी प्रार्थना वास्ते प्राप्ति दया के राधास्वामी 
दयाल के चरनों मे करें और फिर भजन या ध्यान शुरू 
करे | 


३ - जो इस पर भी मन न माने और गुनावान और 
खियालात बे-फायदा उठावे तो जो भजन करते होवें 
उस में ध्यान शामिल करदे यानी उसी आसन से बेठे 
हुये स्वरूप का ध्यान करें और शब्द की तरफ भी 


2 


| श६६ ].. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


तवज्जह रक्खें और जो फिर भी गुनावन बन्द न होवें 
तो सुमिरन नाम का भी करते जावे। इस तरह मन 
थोड़ा बहुत निश्चल होकर अभ्यास में लगेगा। 


४ - जो फिर भी गुनावन दूर न होवें और मन 
दुरुस्ती के साथ भजन मे न लगे, तो भजन या ध्यान 
के वक्‍त किसी प्रेम के शब्द या प्रेम की कड़ियों को 
अंतर मे या थोड़ी आवाज के साथ थोड़ी देर गावे। 
उससे यकीन है कि गुनावन दूर हो जावेगी और भजन 
और ध्यान का कुछ रस आवेगा। 

५ - जो इस पर भी मन रूखा फीका रहे और 
खियालाल बे-फायदा उठावे तो भजन और ध्यान छोड़ 
कर धुन के साथ नाम का सुमिरन करें, इस तरह कुछ 
सफार्ड हासिल होगी और फिर थोड़ी देर ध्यान या 
भजन करें, या दोनों को मिला कर अभ्यास करे, तो 
कुछ फायदा मालूम पड़ेगा । 

६ - जो किसी वक्त इन कामो मे मन बिलकुल न 
लगे या रूखा फीका रहे, तो पाँच शब्द जिन में रास्ते 
का भेद और चढ़ाई का हाल होवे, गौर के साथ और 
अर्थो पर नजर रख कर, आहिस्ते २ या थोड़ी आवाज 
के साथ पढ़े और मुकाम २ पर जेसा कि उनका ज़िकर 
आवे, मन और चित्त को ख्याल के साथ ठहराते जावें 
और शब्द की हर एक कड़ी को चार या पाँच दफे या 
ज्यादा पढ़े और उतनी देर उसी मुकाम पर जिसका 
जिकर कड़ी मे है, चित्त को ठहरावे। इस किस्म का 
पाठ थोड़ा बहुत भजन और ध्यान की बराबर फायदा 
देगा और होशियारी रवर कि और कोई ख्याल ससारी 
या परमार्थी मन मे न आवे। 


| ९ ] तीसरा भागा. [१६७ | भाग 

७ - जो इन कार्रवाइयो में से कोई भी दुरुस्ती से 
न बन सके तो समझना चाहिये कि मन निहायत कर्मी 
और मलीन है ओर उसकी सफाई का इलाज यह है कि 
चन्द रोज़ होशियारी के साथ सतसंग करे और प्रेमी 
और साध जन की थोड़ी बहुत सेवा इख्तियार करे और 
उनके और सतसग के बचनो को चित्त देकर सुने और 
मनन करे, तब कुछ अर्स मे सफाई हासिल होगी और 
शौक पैदा हो जावेगा, फिर जो अभ्यास कि ऊपर 
लिखा गया है, उससे दुरुस्ती से बनना शुरू हो 
जावेगा | 


८ - और जो ऐसा मौका न होवे कि कोई दिन 
सलसग में रह कर सेवा और अभ्यास करे, तो यह 
तरकीब करे कि घन्टे दो घन्टे बाद पॉच मिनट सात 
मिनट जहाँ बैठा हो या कोई काम हाथो से कर रहा हो 


या चारपाई पर लेटा होवे, आँख बन्द करके पहले 
स्थान पर मन और सुरत और दृष्टि को जमा कर 
सुमिरन और ध्यान करे। इस कदर थोड़े अर्से यानी 
पाँच सात मिनट में मन चंचल नहीं होगा और न कोई 
ख्याल और तरंगे उठावेगा। इस तरह दिन रात मे जो 
दस बारह दफे भी यह अभ्यास बन पड़ा तो करीब एक 
घन्टे के या कुछ ज्यादा वक्‍त इस निर्मल अभ्यास में 
लग जावेगा और कोई दिन में थोड़ा बहुत रस ज़रूर 
आवेगा कि उसका असर हर वक्त मालूम पड़ेगा और 
मामूली भजन और ध्यान के वक्‍त भी पाँच पाँच सात 
सात मिनट कई बार करके मन स्थिर होकर कुछ रस 
पावेगा और रफ्ता २ मामूली अभ्यास भी दुरुस्ती से 
बनेगा और सिवाय उसके यह चन्द मिनट का अभ्यास 
भी और और वक्तो पर जारी रहेगा कि जिससे जल्द 


न 


| १६८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
सफाई मन और इन्द्रियो की होती जावेगी और आनन्द 
भी आहिस्ता २ बढ़ता जावेगा। 


९ - जो किसी को वक्‍त भजन या ध्यान के इधर 
से गफलत हो जावे और अन्तर में होश रहे, तो यह 
निशान दुरुस्ती अभ्यास का है, लेकिन जो नीद की सी 
हालत हो जावे और दोनो तरफ का होश न रहे, तो 
मुनासिब है कि वक्त शुरू होने ऐसी हालत के, दो चार 
मिनट के वास्ते अभ्यास छोड़ कर आँखें खोल दे और 
जो सुस्ती दूर न होवे तो उठ कर दो चार कदम टहल 
कर फिर अभ्यास करे और जो फिर नीद की सी हालत 
होवे तो वही इलाज करे और जो फिर भी गफलत आवे 
लो उस वक्त अभ्यास मुल्तवी कर दे। 

१० - कम से कम एक वक्त आध घन्टा या बीस 
मिनट अभ्यास करना चाहिये और जिस अभ्यास (भजन 
या ध्यान) में मन ज्यादा लगे, वह ज्यादा करना चाहिये 
और दूसरा कम, लेकिन यह दोनो अभ्यास दो दफे 
रोजमर्रा जरूर करना मुनासिब है और जहाँ तक 
मुमकिन होवे, नागा नहीं करना चाहिये। 

११ - मामूली तौर पर अभ्यास का वक्‍त सुबह और 
शाम का मुनासिब है और कोई कैद नहाने और धोने 
और जगह वगैरा की नही है, जिस तरह जिसका दिल 
चाहे, आराम के साथ नरम फर्श पर बैठे और जो 
पेशाब या पाखाने की हाजल होवे, तो उससे फारिग 
होकर बैठे ओर जगह की इस कदर अहतियात चाहिये 
कि अभ्यासी के नजदीक शोर व डुल न होवे और कोई 
गैर आदमी वहाँ मौजूद न रहे और कोई अभ्यासी को 


| ९ ] तीसरा भागा. [१६९ | भाग 
अभ्यास की हालत में न छेड़े, जो ज़रूरत होवे तो दूर 
से आवाज देवे। 

१२ - शौकीन अभ्यासी को इखितयार है कि चाहे 
जिस वक्‍त खाना खाने से पेश्तर या दो तीन घन्टे बाद 
खाना खाने के, चाहे जिस जगह अभ्यास करे और चाहे 
जितनी देर दस मिनट से लगा कर एक घन्टे सवा 
घन्टे या डेढ़ घन्टे तक, जिस कदर दिल चाहे, एक 
मर्तबे अभ्यास करे और जब दया से उसकी सुरत और 
मन सिमट कर ऊपर की तरफ को चढ़ने लगे तो शुरू 
मे इस कदर अहतियात रक्खे कि बहुत ज्यादा और 
बहुत ऊँचे की तरफ उनको न खीचे, आहिस्ता २ जिस 
कदर बरदाश्त होवे, चढ़ाई करे और जब ऐसा होवे कि 
ब-सबब ज्यादा चढ़ाई के दिल तड़पने लगे, तो जितने 
दरजे बरदाश्त होवे अभ्यास जारी रवखे ओर जब ऐसी 
हालत दिल की बरदाश्त न होवे तो उस वक्त अभ्यास 
छोड़ देवे या जो ख़ुद-ब-ख़ुद खिंचाव ज़्यादा मालूम 
होता होवे और उसकी बरदाश्त न कर सके या कुछ 
तकलीफ या खौफ मालूम होवे, तो भी उस वक्त 
अभ्यास छोड़ कर उठ खड़ा होवे और फिर थोड़े अर्स 
बाद अभ्यास करे, ताकि आहिस्ता २ उस हालत की 
बरदाश्त हो जावे और बाद अभ्यास के कुछ काम काज 
भी करता रहे जिससे बदन और इच्द्रियाँ शिथिल और 
सुस्त न होने पावें। 


१३ - जो किसी अभ्यासी का वक्त ध्यान या भजन 
के कोई हिस्सा बदन का सुन्न यानी सुस्त या बेकार हो 
जावे तो जानना चाहिये कि उससे अभ्यास दुरुस्त 
बनता हे। ऐसी हालत को देख कर खौफ और वहम न 


4 


| १७०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


करना चाहिये। बाद अभ्यास के आहिस्तगी के साथ उठ 
कर दस पॉच मिनट चहल-कदमी करे, सुस्ती बदन की 
रफा हो जावेगी। 


१४ - जब भजन या ध्यान मे विशेष रस या आनन्द 
मिलने से अभ्यासी की तबीयत में मस्ती और बे-परवाही 
और ससार के भोग बिलास और कार्रवाई की तरफ से 
किसी कदर नफरत पैदा होवे, तो लाजिम है कि ऐसे 
जोश की हालत में, किसी चीज़ या काम या रोजगार 
या कुटुम्ब परिवार का जल्दी से त्याग न करे ओर इस 
जोश को पक्का और ठहराऊ न समझे। थोडे दिन में 
आहिस्ता २ हजम हो जावेगा यानी साधारण हो जावेगा 
और फिर अपने त्याग वगेरा पर पछताना पड़ेगा। इस 
वास्ते इस मुआमले में निहायत अहतियात के साथ 
बर्ताव करना लाजिम है और उस जोश को जिस कदर 
मुमकिन होवे, ज़ब्त करना और दुनियादारों की नज़र 
से छिपाना मुनासिब है। 


१५ - और अभ्यासी को ऐसे जोश की हालत मे 
अपने तई पूरा मानना या अपना सब काम पूरा बन 
जाना समझना नही चाहिये, नहीं तो रास्ता आइन्दा की 
तरक्की का बद हो जावेगा और जो हालत कि पैदा हुई 
है, वह भी रफ्ता-रफ्ता साधारन हो जावेगी और फिर 
अपनी कसरें मालूम पड़ेगी और वह समझ (पूरे मानने 
की) गलत हो जावेगी । 

१६ - अभ्यासी को हर हालत में मुनासिब है कि 
अपनी कसरो पर नजर रवरे और दीनता न छोड़े और 


जब तक कि त्रिकुटी और दसवें द्वार मे न पहुँचे, तब 
तक जो कुछ कि हालत मस्ती और बे-परवाही की उस 


2 


| ९ ] तीसरा भागा. [१७१४ | भाग 

पर गुज़रे और ज़्यादा से ज़्यादा आनन्द प्राप्त होवे, 
उसको पायदार और मुस्तकिल न समझे और दिन २ 
अभ्यास मे तरक्की करे और ऊचे से ऊँची चढ़ाई पर 
नजर और इरादा रकरवे और देह और इच्द्रियो से थोड़ा 
बहुत काम काज करता रहे, जिसमें रूह की धार का 
चढाव और उतार बराबर जारी रहे और तरक्की भी 
होती रहे। इस तरह अहतियात के साथ अभ्यास करने 
से काम पूरा और दुरुस्त बनेगा और नहीं तो मस्ती 
और बे-परवाही गालिब हो जावेगी और दुनिया और देह 
के काम मे बहुत हर्ज वाके होगा और फिर अभ्यास और 
उसकी लरक्की में भी खलल पड़ेगा और वह हालत 
मस्ती की भी एक रस कायम नहीं रहेगी और शायद 
कि तन्दुरुस्ती मे भी किसी न किसी तरह का खलल 
वाकै होवे। 


१७ - वास्ते दुरुस्ती से जारी रहने कार्रवाई अभ्यास 
के और जब्त करने जोश व मस्ती के, अभ्यासी को 
मुनासिब है कि सत सतगुरु या साध गुरु या प्रेमी 
अभ्यासी से जो अपने से ज्यादा दरजे का है मेल और 
उनके सलसग में वक्‍तन फवक्तन चद रोज के वास्ते 
शामिल होना, जरूर जारी रक्रवे। उनकी सुहबल और 
बचनो से इसको अपनी हालत की खामी मालूम होती 
रहेगी और आनन्द और सरूर का नशा जो इसको 
वक्तन फवक्तन अभ्यास मे हासिल होगा, ना-मुनासिब 
तौर पर बढ़ने नही पावेगा और वे हर तरह से अलर 
और बाहर मदद देकर, इस को जल्दबाजी और मस्ती 
और दूसरे नुकसान वगैरा से बचाते रहेंगे और दिन २ 
इसकी तरक्की मे मदद देंगे। 


ग न नॉ न न सेंड 


| १७२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


बचन १० 
तरकीब रोकने मन की चाह और तरगों 

की और जब्त करने इन्द्रियो की और वर्णन 

फायदा राधास्वामी दयाल की सरन का 


१ - जब कि अभ्यास के समय मन और इन्द्रियाँ 
चंचल रहेंगी तो कुछ रस नहीं आवेगा और न कुछ 
तरक्की होवेगी। इस वास्ते वह उपाय कि जिससे मन 
थोड़ा बहुत ठहरे, आगे लिखा जाता है। 


२ - गौर से मन के हाल को विचारने और जाँच 
करने से मालूम होता है कि यह चार मौकों पर थोड़ा 
बहुत काबू में आ सकता है यानी चचलता छोड़ कर 
जहाँ ठहराओ, वहाँ ठहर जाता हे। एक खोफ के वक्त, 
दूसरे अपने मललब के पूरे होने की जगह, तीसरे इश्क 
और मुहब्बत की जगह, चौथे रज के वक्त । 


पहिले खौफ का बयान 


३ - जिस वक्त कि किसी किस्म का खौफ दिल 
पर गालिब होता है, उस वक्‍त मन और इन्द्रिया 
शिथिल हो जाती है और जिस तरफ को कि तवज्जह 
के साथ उनको लगाओ तो थोड़े बहुत लग जाते हैं। 
खास कर भजन और ध्यान में ऐसे वक्‍त मन और सुरत 
का सहज में सिमटाव और ऊपर की लरफ चढ़ाई 
मुमकिन है, क्योंकि इस तरफ आस मिलने सहारे की, 
वास्ते दूर होने खौफ या बचाव के, खौफ की चीज़ से, 
रहती है और ऐसे वक्त पर जिस कदर खौफ ज्यादा 
होता है, उसी कदर मन और सुरत ज़ोर के साथ 


2 


| १०] तीसराभाग [१७३ | भाग 
अन्तर में लगते हैं। लेकिन हद से ज़्यादा खौफ की 
हालत मे कोई काम नहीं बन सकला और ऐसी हालत 
दिल पर कभी नही आने देना चाहिये। 


दूसरे आसा पूरन होने की जगह 


४ - जिस जगह कि जीव का कुछ काम अटका 
हुआ है या जहाँ से जिसकी कोई आसा पूरन होने वाली 
है, वहाँ यह मन उमंग और दीनला के साथ कार्रवाई 
करने को तैयार रहता है और उस शख्स को प्रसन्न 
और राजी करने को, जिससे या जिसके वसीले से वह 
मतलब पूरा होना मुमकिन है, कोशिश करता है और 
अपनी टेक और आदत और तरगे चाहे जिस किस्म की 
होवे, फौरन छोड़ देता है और जिस तरफ वह शख्स 
चाहे, उधर को फौरन मुतवज्जह होकर, सर्व अग से 
काम करने को तैयार होता है और नीच ऊँच सेवा और 
खिदमत लन मन और धन की ख़ुशी से करता है। 


तीसरे इश्क और मुहब्बत की जगह 


५ - जहाँ इस मन को किसी किस्म की मुहब्बत है 
या किसी के साथ इश्क पैदा हो जाता है, वहाँ यह 
गुलामों के मुवाफिक खिदमत और हाजिरी उमंग के 
साथ करता है और अपनी सर्व चाहें और तरंगे उसकी 
खातिर छिन मे छोड़ कर, अपने माशूक की ख़ुशी और 
रजामंदी को मुकददम समझता है और जरा भी अपने 
नफे और नुकसान और इज्जत और हुरमत का 
आगा-पीछा नहीं सोचता है और कुटुम्ब परिवार और 
बिरादरी वगेरा का ख्याल नही करता है और दुनिया की 
लज्जा और शरम और खौफ ओर उम्मेद वगेरा को 


| १७४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


ताक पर रख देता है और जेसे माशूक चाहे वैसे ही 
बर्तने को हर दम तैयार रहता है। 


चौथे दुख और रज के वक्त 


६ - जब कोई सर्त सदमा या मुसीबत या रज 
वाकै होता है, उस वक्‍त यह मन सब लरगे ससारी 
तरक्की और इन्द्रियो के भोगो की छोड़ कर उदासीन 
हो जाता है और सच्चे बेराग की हालत उस पर गालिब 
हो जाती है और निहायत दरजे की दीनता और गरीबी 
के साथ बर्ताव करता है और किसी पर ज़ियादती या 
सख्ती करना पसन्द नही करता हे और आम तौर पर 
परमार्थ और खास कर मालिक के चरनो की तरफ इस 
की सरधा ऐसे वक्त मे बहुत बढ़ जाती है और सत 
और महात्माओं के बचनो को गौर से सुनता और 
विचारता है और उन पर अमल करने को शौक के 
साथ तैयार होता है और जो कोई कड़्आ या 
सख्त बचन कहे, तो उसकी बरदाश्त करता है और 
उससे एवज लेने का इरादा नहीं करता। 


७ - जो जिकर मन की हालत का ऊपर लिखा 
गया, उसका बर्ताव दुनिया मे प्रत्यक्ष और जाहिर नज़र 
आतला है और परमार्थ मे भी उन चार सूरतो मे मन की 
वैसी ही हालत बल्कि उससे ज्यादा बदलनी मुमकिन 
है। उस का जिक्र तफसील के साथ नीचे लिखा जाता 


है। 
अव्वल परमार्थी खोफ का बयान 


८ - जबकि इस दुनिया और उसके सामान की 
नाशमानता सच्चे परमार्थी की नजर में आई और देह 


_ 2 


| १०] तीसराभाग [१७५ | भाग 

धर कर जो दुख सुख भोगने में आते हैं, उनका भी 
हाल उसने गौर से दरियाफ्त किया और, जहाँ २ कि 
उसकी प्रीत या बधन है, उसके सबब से भी जो ख़ुशी 
और तकलीफ आयद होती है, उसको भी उसने जाच 
कर देखा कि अपनी ही आसक्ति का नतीजा है और 
फिर अपनी मौत और आइन्दा को जबर बासना और 
सग और स्वभाव के अनुसार बारम्बार जनम और मरन 
का विचार करके जो खौफ दिल में पैदा हुआ, तो 
उसके सबब से किसी कदर शिथिलता और सुस्ती 
जरूर मन मे आवेगी । जो हर वक्‍त नही तो जिस वक्त 
कि इन बातों का ख्याल दिल में आवेगा, उस वक्त 
जरूर हालत मन की बदलेगी और जब कि अपने सच्चे 
और कुल्ल-मालिक का पता और भेद घट मे मालूम 
हुआ और उसका कुछ जलवा और प्रकाश भी सच्चे 
गुरू का सग करके नज़र आया, तब उस मालिक और 
गुरू के हुक्म के मुवाफिक ससार और परमार्थ मे न 
बर्तने के सबब से, जो खौफ मालिक की अप्रसन्नता का 
दिल में पैदा हुआ, वह सब से बढ़ कर और निर्मल और 
सच्चा वसीला मन की दुरुस्ती के वास्ते होवेगा। ऐसा 
खौफ सिर्फ सच्चे परमार्थियों के दिल में कि जिन को 
हरदम कुल्ल-मालिक और गुरू की प्रसन्नता का ख्याल 
रहता है, पैदा होगा और वेही इसके सबब से बुरे कामों 
से बचेंगे | 


९ - यह सब खौफ मन की गढ़त और उसकी 
दुरुस्ती के वास्ते और अभ्यास के समय उसको शब्द 
और स्वरूप में स्थिर करने के लिये और भोगो से बचते 
रहने के लिये, बड़ी भारी मदद देते है। इस वास्ते हर 

एक परमाथी को चाहिये कि इन में से कोई न कोई | 


| १७६ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
खौफ दिल में पैदा करके, संसार से अपना बचाव 
(जिस कदर मुनासिब और जरूरी होवे) करता रहे और 
अंतर अभ्यास और बाहर सलसग और सेवा विरह अंग 
लेकर दुरुस्ती से करता रहे। 

१० - और जब कभी दुनिया का खौफ किसी किस्म 
का दिल में पेदा होता है, उस वक्‍त भी अभ्यासी के मन 
और सुरत किसी कदर निश्चल होकर अभ्यास में जुड़ 
जाते हैं और अतर में किसी कदर शान्ति और तसल्ली 
उनको हासिल हो जाती है। 


दूसरा बयान आस का वास्ते पूरे होने 
मललब के 


११ - जो कि सच्चे परमार्थी के मन मे सब से बढ़ 


कर एक आसा अपने मालिक से उसके निज धाम मे 
पहुँच कर मिलने की जबर होगी और वह आसा बगेर 
दया और मेहर और बख्शिश कुल्ल-मालिक राधास्वामी 
दयाल और संत सतगुरु के पूरी होनी ना-मुनाकिन है 
और कुल्ल-मालिक और संत सतगुरु की दया उस 
वक्त हासिल होगी कि जब वे सेवक की सेवा और 
दीनता और प्रेम और आज्ञाकारी होने से राजी और 
प्रसन्न होवें, इस वास्ते वह सेवक वास्ते प्राप्ति दर्शन 
और निज धाम के, जरूर ख़ुशी और उमंग के साथ 
उन अगो में बर्तना शुरू करेगा कि जिससे राधास्वामी 
दयाल और सत सतगुरु की प्रसन्नता और दया हासिल 
होवे और उस बर्ताव मे उसको किसी तरह की दिक्कत 
और लकलीफ न होगी, बल्कि उस का मन उन अगो 
मे जिस कदर मुमकिन होगा, बर्त कर राज़ी होगा और 
कोई अंग में न बर्लने से या भूल चूक हो जाने से | 


| १०] तीसराभाग [१७७ | भाग 


निहायत दुखी होकर पछलावेगा और मुआफी के वास्ते 
प्रार्थना करेगा और आइन्दा को ज्यादा होशियारी और 
एहतियात के साथ काम करेगा। 


१२ - इस वास्ते हर एक सच्चे परमार्थी को दर्शनो 
की चाह और निज धाम में पहुँचने की आसा खूब 
मज़बूत करके, वास्ते प्राप्ति मेहर और दया और प्रसन्न 
करने कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु 
के, जिस कदर बन सके जलन करना चाहिये और 
जब २ भूल चूक हो जावे तब २ अपने मन में शारमाना 
और पछताना और चरनों में प्रार्थना करना चाहिये। 


तीसरा बयान प्रेम और इश्क का 
राधास्वामी दयाल के चरनो मे 


१३ - जब कि सच्चे परमार्थी को सलसग करके 
साबित हो गया कि कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल 
और संत सलगुरु ही सच्चे और पूरे हितकारी जीव के 
है और निज रूप से हर दम और हर वक्‍त इसके सग 
है और वे ही रचना भर में सबसे बड़े और समर्थ पुरुष 
हैं और उनका धाम जो ऊँचे से ऊँचा और सब के परे 
है, अमर अजर और परम आनन्द का स्थान है और 
वहीं से सुरत आदि में उतर कर आई और सिवाय 
कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु के, 
और कोई, जीव के बधन आहिस्ता २ काट कर और 
उसको माया और काल के जाल से निकाल कर, उस 
निज घर में पहुँचाने वाला नहीं है, तब उस सच्चे 
परमार्थी के दिल में जरूर प्रीत और प्रतीत राधास्वामी 
और संत सतगुरु के चरनों मे आवेगी और जिस कदर 
कि उनकी दया से अभ्यास करके इसकी चाल चलती | 


| १७८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


जावेगी और अलर में दया और मेहर के परचे मिलते 
जावेगे, उसी कदर प्रीत प्रतीत बढ़ती जावेगी यहाँ तक 
कि दुनिया भर में उसको राधास्वामी दयाल और सत 
सलगुरु से ज़्यादा या उनकी बराबर कोई प्यारा नहीं 
लगेगा और जिस कदर प्रेम उसका शुरू से बढ़ता 
जावेगा, उसी कदर वह तन मन धन की सेवा, ज्यादा 
से ज्यादा, करता जावेगा और जान प्राण तक उन पर 
नौछावर करने को तैयार रहेगा और किसी किस्म की 
सेवा करने और भक्ति के अंगों मे बर्तने मे उसको 
झिझक या लिहाज या शरम या डर या सोच या विचार 
आगे पीछे का नहीं रहेगा और उनकी आज्ञा में बर्तने 
को अपना बड़ा भाग समझेगा। 


१४ - इस वास्ते हर एक परमार्थी को राधास्वामी 
दयाल और सत सतगुरु के चरनों में प्रीत और प्रतीत 
लाना और अतर और बाहर सतसग जारी रख कर 
उसका दिन २ बढ़ाना मुनासिब और लाजिम है कि 
जिससे उस पर दिन २ दया और मेहर की बरिशश 
ज्यादा से ज्यादा होती जावे और सेवा और भजन और 
आज्ञा में बर्तना उस को सहज और आसान हो जावे। 

चौथा दुक्ख और रज यानी तीन तापो 
मे गिरफ्तारी 

१५ - इस दुनिया मे कोई जीव ऐसा नही है कि जो 
किसी न किसी किस्म के दुःख में, किसी न किसी 
वक्‍त गिरफ्तार न होवे यानी तीन ताप का चक्कर 


हमेशा चलता रहता है और सब जीव रोग सोग और 
उपाधि के झटके सहते रहते हैं। 


| १०] तीसराभाग [१७९ | भाग 

१६ - दुनियादार ऐसे दुक्खो के वक्त रोते और 
चिल्लाते और बिल्लाते हैं और पुकारते हैं, मगर कुछ 
सुनवाई नही होती, लेकिन परमार्थी जीव ऐसी तकलीफो 
के वक्‍त अपने कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल के 
-चरनो की तरफ अपने घट मे दौड़ते है यानी उस वक्त 
सुमिरन ध्यान और भजन जोर देकर करते है कि 
जिससे उनको थोड़ा बहुत दया से सहारा मिलता है 
और ऐसे वक्त में जो कि मन उनका दुनिया और 
उसके सामान और भोगो की तरफ से सच्चा उदास 
होता है और मामूली चंचलता छोड़ देता है यानी किसी 
किस्म की लरगे और ख्याल और गुनावन वगैरा नहीं 
उठाता है, इस सबब से ज्यादा आसानी के साथ वे 
अतर अभ्यास मे लग जाते है ओर उस तकलीफ के दूर 
होने या हलके होने या न व्यापने या कम व्यापने की 
नज़र से, ज़्यादा विरह के साथ उनके मन और सुरत 
नाम और रूप और शब्द में जुड़ जाते हैं और फौरन 
उसका नतीजा यानी दया और मेहर और रक्षा और 
सम्हाल उनको अपने घट में मालूम होती है। 


१७ - इस वास्ते कुल्ल परमार्थियो को मुनासिब 
और लाजिम है कि जिस कदर बन सके, तकलीफ के 
वक्त थोड़ा बहुत अतर अभ्यास करे, बैठे २ या लेटे २ 
और जो मामूली तोर से न बन सके तो अपने चित्त को 
सहज तौर से चरनो मे जोड़ते रहें, तो जरूर कुछ न 
कुछ मदद मिलेगी यानी अतर में दया का सहारा और 
ताकत पावेंगे और ऐसी हालत मे हमेशा यह ख्याल 
रखना चाहिये कि जो कुछ होता है वह अपने मालिक 
राधास्वामी दयाल की मौज से होता है और वे उसमें 

हमेशा अपने बच्चो की रक्षा और सम्हाल करते हैं और 


| १८०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
उनके दुखदाई कर्मो के फल को बहुत हलका कर देते 
हैं और उसी मे उनके मन की गढ़त और सफाई भी 
करते हैं और जो इस तरह मौज से तकलीफ आवे, 
उसमें ज्यादा घबराना या निरास होना नहीं चाहिये, 
बल्कि धीरज के साथ राधास्वामी दयाल की दया का 
बल लेकर उसको सहना चाहिये ओर जहाँ तक मुमकिन 
हो, मौज के साथ, बगेर शिकवा और शिकायत के 
मुवाफकतल करना मुनासिब है और जब दिल चाहे, 
प्रार्थना करे और दया और मेहर मांगे, लेकिन जो प्रकट 
दया होती हुई न मालूम पड़े यानी तकलीफ किसी 
कदर न घटे, तो भी उसको ऐसी ही मौज समझ कर, 
जहाँ तक बने बरदाश्त करने को तैयार होवे, तो जरूर 
वे दया से थोड़ी बहुत ताकत बरदाश्त की बरन्शेंगे और 
जो मौज कम करने या घटाने तकलीफ की नही होगी, 
तो भी थोड़ी बहुत उसकी मसलहत अपने सेवक को 
जता कर सहारा देंगे, क्योंकि बाजे कर्म इसी तरह 
काटे जाते हैं और उसमें मतलब यह है कि अभ्यासी 
भक्त की जल्द मौज से सफाई हो जावे और कोई कर्म 
उसको चरनों में पहुँचने और वहाँ बासा पाने से न 
अटकावे। इस बचन से यह न समझना चाहिये कि 
तकलीफ या बीमारी के वक्त निरा निरी अभ्यास के 
आसरे रहे। नहीं, जाहिरी तदबीर मिस दवा वगेरा के 
दस्लूर के मुवाफिक जरूर करना चाहिये और दया का 
आसरा और भरोसा वास्ते कामयाबी उस तदबीर या 
दवा के मन में रखना चाहिये, क्योंकि दवा का असर, 
सुनासिब और मुवाफिक, दया से होगा और जो भक्त के 
किसी कुटुम्बी या रिश्तेदार को कोई तकलीफ या 
मुसीबत आयद होवे तो उस भक्त की भक्ति के सबब 


2 


| १०] तीसराभाग [१८१ | भाग 


से बहुत सहायता उस कुटुम्बी की हो जावेगी मगर जैसे 
कि उसके कर्म है, उनका भोग दया और सहायता के 
साथ उसको जरूर भोगना पड़ेगा, क्योंकि कर्मो का 
लेख जैसा कुछ कि है मिट नहीं सकता है, पर दया से 
हलका हो जाता है या परमार्थी भाव में बदल दिया 
जाता है। 


१८ - मन की हालत और कोई २ रवास उसके 
ऐसे हैं कि बगैर थोड़ी बहुत तकलीफ पाये, उनकी 
गढ़त और दुरुस्ती मुमकिन नही हैं यानी इसका संसार 
में बधन और झुकाव ऐसा ज़बर है कि जब तक अपने 
प्यारे जीवो और भोगो और पदार्थो से वह किसी कदर 
तकलीफ या दुख न पावे, तब तक उनकी तरफ से 
मुख नहीं मोड़ता। इस वास्ते जब इसको किसी कदर 
छुड़ाना और उन भोगों से हटाना मुनासिब और जरूरी 
मालूम होता है और बचनों की समझ बूझ लेकर यह 
उनसे जैसा चाहिये वैसा नहीं हटता है, तब मौज से 
इसको उन मुआमलो में, किसी न किसी किस्म की 
तकलीफ या रज या झगड़ा या तकरार वगैरा पैदा 
करके हटाया और बचाया जाता है। 

१९ - ऐसी तकलीफे या झगड़े जब २ पेश होवें, 
उनको मसलहल वास्ते परमार्थी फायदे के, समझ कर 
सच्चे परमार्थियों को ऐसी मौज के साथ मुवाफकल 
करना चाहिये । 


२० - सिवाय इन चार सूरतों के पॉचवी जुगल 
वास्ते दुरुस्ती और सम्हाल मन और दूर करने उसके 
विकारों के यह है कि यह शख्स औरों में औगुन और 
विकार के अग देख कर और उनको बुरा समझ कर 


4 


| १८२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


अपने हाल की तरफ नज़र करे कि आया वही औगुन 
और विकार मेरे में भी हैं या नही और जो हैं तो वह 
और लोगों को ऐसे ही बुरे मालूम होते होंगे जेसे कि 
ओरों के औगुन मुझ को बुरे मालूम होते हैं। फिर ओऔरों 
को नसीहत करने या उनके औगुनों की बुराई करने से 
पहिले मुझको लाज़िम और मुनासिब है कि अपने 
औगुनो और विकारो को दूर करू और इस तरह यह 
शख्स आहिस्ता २ औरों के औगुन देख कर अपनी 
सफाई करे, तो कुछ अर्स की ऐसी कार्रवाई से बहुत 
कुछ दुरुस्ती और सम्हाल मन की मुमकिन है और 
अपने मन के हाल पर नजर करने में इस कदर 
एहतियात चाहिये कि सब तरह के बिकारों ओर औगुनों 
पर चाहे वे ससार मे नुकसान करने वाले होवे या 
परमार्थी कार्रवाई में विघ्न डालने वाले होवे, गौर से 
नज़र करे और उनके दूर करने में जहाँ तक बन सके 
राधास्वामी दयाल की दया का बल लेकर कोशिश 
करे। 


२१ - ईश्वर का भी वाक्य है कि मैं वास्ते दुरुस्ती 
और बचाव और सम्हाल अपने भक्तो के, उनको तीन 
चीज़ देता हूँ। पहिले थोड़ा रोग, दूसरे संसारियों में 
किसी कदर निरादर, तीसरे किसी कदर निरधनता 
यानी वाफी और काफी धन न होना। 


पहले रोग का फायदा 
२२ - थोड़ी बहुत बीमारी के रहने से मन कमज़ोर 
रहेगा और ज्यादा भोग विलास में नहीं बर्तेगा और 
अहंकार मन में कम आवेगा और दूसरे पर सख्ती कम 
करेगा और मौत का खियाल जब तब आता रहेगा और 


न 


| १०] तीसराभाग [१८३ | भाग 


शरीर बहुत पुष्ट न होगा कि जिससे भजन में हर्ज पैदा 
होवे। 


दूसरे निरादर का फायदा 


२३ - जब ससारी और बिरादरी के लोग तान और 
निदा और हँसी करेंगे और भक्त को नादान समझ कर 
उसका निरादर करेगे, तो उसका दिल उनकी तरफ से 
खुद-ब-खुद और सहज में हट जावेगा और मेल बहुत 
कम होवेगा। इस तरह सहज में ससारियों के साथ 
मुहब्बत और नशिस्त बरखास्त और बात चील बहुत 
कम हो जावेगी और उनका ससारी असर भक्त के दिल 
को नुकसान नहीं पहुँचावेगा। 


तीसरे निरधनता का फायदा 


२४ - जब कि धन की आमदनी सिफ गुजारे के 
लायक होगी और भक्त के पास जमा नही होगा, तो मन 
उसका जरूरत के वक्‍त हमेशा मालिक की तरफ रुजू 
होगा और दया और मदद माँगेगा और धन का भरोसा 
और अहंकार नहीं करेगा और भोगों में भी कम बर्तेगा, 
क्योकि जिस चीज और दिखावे के सामान को उसका 
मन चाहेगा, उसको ब-सबब काफी न होने धन के 
खरीद नहीं सकेगा और इस तरह निमाना रहेगा। 


२५ - परमार्थियो को समझना चाहिये कि मुसीबत 
और तकलीफ एक किस्म की कसौटी है। इसमे अपने 
मन के हाल की, और भी प्रीत और प्रतीत अपने इष्ट 
की, खूब जाँच होती है और अपनी कसरों को मालूम 
करके उनके दूर करने का मौका मिलता है। यह जरूर 
नही है कि भक्तो पर हमेशा ऐसी हालत तकलीफ और 


| १८४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


मुसीबत की गुजरती रहे, लेकिन कभी २ इसका आयद 
होना, वास्ते तरक्की उनके परमार्थ और दूर करने 
कसरो के, मुनासिब और जरूर है ओर इसकी मसलहत 
और जरूरत कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल और सत 
सतगुरु खूब जानते है। खास मतलब उनका यही है कि 
अपने प्यारे भक्त को सब तरह से निर्मल और साफ 
करके और अपने चरनों की प्रीत और प्रतीत बढ़ाकर 
अपने निज धाम मे बासा देवे और काल और माया के 
जाल और करमो के कष्ट और क्लेशो से छुड़ा कर 
पूरन और अमर आनन्द बरवें । 

२६ - मालूम होवे कि जब तक मन मे ससार और 
ससारी लोग और माया और उसके भोगो का भाव और 
प्यार है तब तक जीव काल का कर्जदार है और वह 
आसा धर कर कर्म करने से बाज नही रहेगा और फिर 
उस कर्म का फल दुख सुख भी जरूर भोगेगा। इस 
वास्ते राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु की नज़र 
यही रहती है कि सिवाय जरूरी कार्रवाई के फिज़ूल 
ख्वाहिशै और लरगे, वास्ते तरक्की और विस्तार जगत 
के व्यवहार और भोग विलास की, अपने भक्त के हिरदे 
से जिस कदर मुमकिन होवे, दूर कर दें ताकि निज घर 
के पहुँचने के जतन और साधन मे कोई ससारी बधन 
और ख्वाहिश उसको रास्ते मे न अटकावे। 


राधास्वामी दयाल की दया और 
उनकी सरन का फायदा 


२७ - यह सब तदबीरे और जतन और हालते 
जिनका ऊपर बयान हुआ, वास्ते थोड़ी बहुत दुरुस्ती 
h और गढ़त मन के मुफीद है ओर हर एक सच्चे परमार्थी | 


| १०] तीसराभाग [१८५ | भाग 


को उनका ख्याल अपने परमाथी बर्ताव मे रखना जरूर 
चाहिये, लेकिन बगेर दया और मेहर राधास्वामी दयाल 
के इनमे पूरी कामयाबी होनी मुश्किल है और यह दया 
उस वक्त हासिल होगी, जब प्रेमी भक्त राधास्वामी 
दयाल को कुल्ल-मालिक और सर्व समर्थ समझ कर, 
उनकी सच्चे मन से सरन लेवेगा और सर्व बल और 
आसरे और अहकार छोड़ कर, राधास्वामी दयाल की 
दया का भरोसा मन में रख कर, अपने परमार्थ और 
स्वार्थ की कार्रवाई जहाँ तक मुमकिन होवे, उनकी 
मौज और हुक्म के मुवाफिक शुरू करेगा। 


२८ - सरन का स्वरूप यह है कि जेसे तीन चार 
बरस का बालक अपनी माता के आसरे रहता है और 
दुख-सुख के वक्‍त उसी की गोद की तरफ दौड़ता है 
और जैसे माता रक्खे, उसी मे राजी रहता हे और 
हरचद कि खेल कूद मे भी और लड़को के साथ 
शामिल होता है, पर थोड़ी २ देर बाद माता की याद 
करके उसके पास जाता है और उसके दूध और दर्शन 
और प्यार का आधार रखता है, ऐसे ही प्रेमी भक्त 
राधास्वामी दयाल के चरन रस का आधार रखता है 
यानी जब लब ध्यान और भजन करके अन्तर मे थोड़ा 
बहुत रस लेता रहता है और अबल बालक की तरह 
सर्व अग करके परमार्थ और स्वार्थ मे उन्हीं की दया 
और सम्हाल का भरोसा रखता है। 

२९ - ऐसे भक्त पर राधास्वामी दयाल जरूर दया 
करते हैं और उसके सब कामो की, और भी मन और 
इच्द्रियो की, हर तरह से सम्हाल फरमाते हैं और जब 
वह किसी काम में भूलता है या चूकता हे और उसके 


| १८६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


बाद अपने मन में झुरता ओर शरमाता और पछताता है 
और वास्ते माफी के प्रार्थना करता है, तब वे फौरन 
उसकी भूल चूक माफ फरमाते है। ऐसे भक्त के मन मे 
हमेशा ऐसी समझ और प्रतीत रहती है कि जो कुछ 
उसकी निसबल होता है, वह राधास्वामी दयाल की 
मौज से होता है और वह मौज चाहे जैसी होवे, दया 
और मसलहत से खाली नही है यानी उसमे किसी न 
किसी किस्म का फायदा उसका, चाहे वह जल्द मालूम 
पड़े या ब-देर, जरूर होगा और जो किसी हालत में 
उसको बेचैनी या घबराहट भी होती है, तो वह उस 
वक्त सहायता के वास्ते राधास्वामी दयाल के चरनो की 
तरफ दौड़ता है यानी अन्तर में अपने मन और सुरत 
को चरनों में जोड़ता है और थोड़ा बहुत रस और 
सहारा लेकर किसी कदर शान्ति जरूर हासिल करता 


हे। 


३० - इस वास्ते कुल्ल सच्चे परमार्थियों को मुनासिब 
और लाजिम है कि कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल 
को अपना सच्चा माता और पिता और रक्षक और 
हितकारी समझ कर, सच्चे मन से उनके चरनो की 
सरन लेवे और जितने काम परमार्थी और स्वार्थी है, 
उनमें तदबीर और जतन मुनासिब जैसा कि हुक्म है या 
जैसा कि दस्तूर है, करते रहें, पर उनके फल की 
निसबल दया और मेहर का आसरा और भरोसा रख 
कर जैसी मौज हो, उसको मंजूर करें यानी उसके 
साथ मुवाफकत करें और जिस कदर कि अपने से बन 
सके, खास कर परमार्थी कामो में, मेहनत और कोशिश 
करते रहें और हर वक्‍त दया और रक्षा और सम्हाल 
| मागते रहे, तो उनका काम सहज मे आहिस्ता आहिस्ता | 


| १०] तीसराभाग [१८७ | भाग 

दुरुस्त बन जावेगा और मन और इन्द्रिय भी रफ्ते-रफ्ते 
काबू मे आते जावेंगे और वास्ते परख दया और मेहर 
के थोड़ा बहुत नित्त अभ्यास अतर में करना मुनासिब है 
और मन की चाल की भी निरख परख यानी निगरानी 
रखना जरूर है, ताकि उसकी हालत की खबर पड़ती 
रहे और कायदे और हुक्म के मुवाफिक जिस कदर 
दुरुस्ती उसकी मुमकिन है, करते रहे ओर जो कुछ कि 
अपनी ताकत से न बन सके, उसकी दुरुस्ती मौज के 
हवाले कर के दया के उम्मेदवार रहें। 


बचन ११ 


नित अभ्यास करना चाहिये और जिसमे 
रस ज्यादा आवे, वही काम ज्यादा करे और 
हर हाल में दया और मेहर का भरोसा 
रक्रबे । 

१ - राधास्वामी मल के अभ्यासियो को चाहिये कि 
भजन और ध्यान और धुन के साथ सुमिरन जिस कदर 
बन सके, करें और इनमें से जिस अभ्यास में मन 
ज्यादा रुजू होवे, उसी को ज़्यादा देर तक करें और 
जिसमें मन कम लगे उसको कम करें । 


२ - जो भजन में ज़्यादा मन लगे ओर सुमिरन और 
ध्यान की तरफ तवज्जह कम होवे, तो भजन ज्यादा 
करें और जो दिल चाहे तो थोड़ा ध्यान भी किसी वक्त 
करें| 


| १८८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 

३ - और सुमिरन नाम का धुन के साथ उस वक्त 
करें कि जब मन भजन और ध्यान में न लगे, नही तो 
कुछ जरूर नही है। जब दिल चाहे, तब थोड़ा या बहुत 
करे | 

४ - लेकिन जो सतसंग प्राप्त नहीं होवे तो थोड़ा 
पाठ बानी ओर बचन का समझ २ कर नेम के साथ हर 
रोज़ करें। यह किसी कदर सतसग का फायदा देगा 
और इससे होशियारी और लगन जागती रहेगी। 

५ - जो थोड़ी बहुत खटक अपने जीव के कल्यान 
की दिल में रही आवेगी और थोड़ा बहुत अभ्यास और 
पाठ नेम के साथ जारी रहेगा तो राधास्वामी दयाल जब 
२ और जिस तरह मुनासिब समझेगे ज़रूर उस अभ्यासी 
पर दया फरमाते रहेंगे। और अभ्यास में तरक्की भी 
बख्शते रहेगे। इस तरह एक दिन जरूर जीव का 
कारज बन जावेगा। 

६ - जब कभी अभ्यास में रस और आनंद न आवे, 
तो समझना चाहिये कि किसी ओछे कर्म का चक्कर है। 
ऐसे वक्त में मुनासिब तो यह है कि जोर देकर, 
मुवाफिक मासूल, अभ्यास करे, चाहे रस आवे या नहीं 
और जो ऐसा न बन सके तो अभ्यास थोड़ा करे और 
उस रोज तवज्जह के साथ पाठ ज्यादा करे और खास 
कर चितावनी और प्रेम और चढ़ाई के शब्दों को पढ़े। 


७ - ऐसी हालत मे ज्यादा घबराना या निरास होना 
नही चाहिये, बल्कि ओछे कर्म के चक्कर को जल्द 
काटने के लिये कुछ परमार्थी कार्रवाई जो बन सके तो 
मासूल से थोड़ी ज्यादा करनी चाहिये । 


| ११] तीसराभाग [१८९ | भाग 


८ - हर हाल में मेहर और दया का भरोसा रखना 
चाहिये। जब कि दुनिया में कोई शख्स किसी की 
मेहनत और हाजिरबाशी? का एवजाना नहीं रखता है तो 
कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल अपने भक्त की सेवा 
किस तरह खाली रकक्‍्खेगे। 


९ - कभी २ अभ्यास का रस न मिलने में भी कुछ 
मसलहत है यानी जो कोई दिन कुछ रस नही मिला या 
कम मिला तो आगे ज्यादा मिलने की उम्मेद है या कोई 
दूसरा फायदा जेसे मन की गढ़त और समझ बूझ और 
प्रील और प्रतीत पक्की करना और बढ़ाना वगैरा २ 
मुतसव्वर है। 


१० - इस वास्ते घबरा कर या निरास होकर 
अभ्यास को छोड़ना नहीं चाहिये और न राधास्वामी 
दयाल की तरफ से बे प्रतीत होना, बल्कि अपने मन 
और डच्द्रियो के हाल और चाल पर गौर से नजर 
करना चाहिये कि कुछ न कुछ उनकी कसर के सबब 
से अभ्यास का रस नही मिला और उस कसर के दूर 
करने का जलन दया का बल लेकर करना चाहिये 
ताकि विघ्न जल्दी दूर हो जावे और आइन्दा को खलल 
न डाले। 

११ - और अभ्यासी को मुनासिब है कि जो कोई 
सलसगी अपने से ज्यादा दरजे और ज्यादा तजरूबे का 
होवे, उससे हाल अपना कह कर सलाह और मदद 
लेवे। उससे भी कुछ फायदा होगा और तबीयत को 
ताकत आवेगी । 


१ - सेवा में निरंतर हाजिर रहना। 


| १९०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 

१२ - अभ्यासी को इस कदर एहतियात जरूर 
चाहिये कि भोगो की चाह और तरंग कम उठावे और 
उनमें जरूरत के मुवाफिक बर्ताव करे, क्योकि जो 
इन्द्रियो के भोग में ज्यादती के साथ बर्ताव रहेगा तो 
भजन में मन कम लगेगा और रस कम आवेगा। 

१३ - इस वास्ते अभ्यासी सतसगी को चाहिये कि 
जब तब चितावनी और बेराग और भक्ति और प्रेम के 
शब्दो का पाठ करता रहे और जब मन बे-फायदा और 
फिजूल तरगे उठावे, तब उनको जहाँ तक मुमकिन 
होवे, रोके और हटावे और मन मे शरमावे और पछतावे 
और प्रार्थना करे । आहिस्ता २ हालत बदलेगी । 


१४ - इस काम में जल्दी करना मुनासिब नहीं है, 
क्योंकि यह मन जुगान जुग और जनमान जनम से भूला 


हुआ और भरमा हुआ है और शुरू से इसका झुकाव 
ससार और भोगो की तरफ हो रहा हे, सो आहिस्ते २ 
इसका स्वभाव बदलेगा और अन्तर में मुख मुड़ेगा। 
दया राधास्वामी दयाल की शामिल हाल है। लेकिन वह 
भी आहिस्ता २ कार्रवाई करेगी क्योकि एक दम हालत 
बदलने में पूरा और ठहराऊ फायदा नही होगा। 


१५ - और सलसगी अभ्यासी को यह भी ख्याल 
रखना चाहिये कि राधास्वामी मत का मतलब मन और 
सुरत के समेटने और चढ़ाने का है, सो जिस तरह यह 
काम आसानी से हो सके (यानी जिस अभ्यास में मन 
ज्यादा लगे) वही जतन करना चाहिये और दिल में 
शौक देखने रोशनी और चमत्कारों का या हासिल होने 
सिद्धि और शक्ति का नही रखना चाहिये, क्योकि जो 
इस किस्म की आसा मन में रही तो अभ्यास में निर्मल 


2 


| ४१] तीसराभाग [१९१ | भाग 
रस नहीं आवेगा। इस वास्ते मुनासिब है कि भजन के 
वक्‍त शाब्द की तरफ और ध्यान के वक्‍त स्वरूप और 
मुकाम की तरफ (चाहे कुछ नज़र आवे या नही) 
तवज्जह रक्खे ओर गुनावन किसी किस्म की न उठावे, 
तो थोड़ा बहुत रस मन और चित्त के एकाग्र होने से 
जरूर मिलेगा और इसी का नाम निर्मल रस है और 
जब मौज से रोशनी वेरा या कोई और कैफियत नजर 
आवे तो उसको देखे मगर मन अपना उसमें न बाँधे 
और न ख्वाहिश इस बात की रकरवे कि बार २ वही 
रोशनी या कैफियत नजर आवे, नही तो शब्द और 
स्वरूप और मुकाम की तरफ से तवज्जह किसी कदर 
हट जावेगी और मन रूखा और फीका हो जावेगा और 
अभ्यास मे जैसा चाहिये, नहीं लगेगा और ऐसा ख्याल 
दिल में पैदा होगा कि हम को कुछ हासिल नहीं हुआ 
या हमारी तरक्की नहीं होती है या कि हम पर कुछ 
दया नहीं है और फिर अनेक तरह की गुनावनें भी पैदा 
होकर मन को अभ्यास की तरफ से ढीला कर देंगी। 


बचन १२ 


वर्णन सत्त पद के सच्चे खोजी का और 
यह कि वह सत्त पद असत्त यानी माया देश 
के परे है और उसके मिलने का रास्ता घट 
मे है और इस रचना मे उस सत्त की सिफ 
किरने आई है और उन्ही की सत्ता से यहाँ 
की कुल्ल कार्रवाई हो रही है। 


| १९२] प्रेमपत्रराधास्वामी [ बचन | पत्र राधास्वामी 

१ - सच्चा खोजी सत्त पद का वह है कि जिसको 
सच्ची चाह इस बात की है कि सत्त वस्तु को तहकीक 
करे कि वह क्या हे और कहाँ है और केसे मिले और 
इस खोज करने मे जब उसका सही पता लग जावे, तो 
उस सत्य वस्तु के हासिल करने में किसी तरह की 
उसके मन मे अटक या लज्जा और शरम और खौफ 
न रहे और न किसी तरह की किसी मे उसकी टेक या 
पच्छ होवे और न यह इरादा होवे कि जो कोई बात 
उसने पहिले सुनी और पढ़ी है या समझी है या अपनी 
विद्या और बुद्धि से विचारी है, उसके साथ जहाँ तक 
बने, मेल मिलावे और नई सही लहकीकात होने पर 
किसी तरह का अफसोस या मन की हठ या सुस्ती 
पिछली समझ या विचार के छोड़ने में न करे यानी 
सत्य वस्तु के मालूम होने पर खुश होकर उसको 
फौरन ग्रहण करे और किसी तरह का उसके हासिल 
करने में पसोपेश न करे और अपनी पिछली समझ 
और विचार के गलत साबित होने पर, सुस्त और 
उदास होकर ऐसा कह कर कि असल सत्य वस्लु की 
प्राप्ति का जो जतन बताया गया है, वह महा कठिन है, 
हट न जावे। 


२ - जो कोई कि लहकीकाल की हालत में किसी 
के धमकाने या डराने या फुसलाने से हट जावे या 
अपनी बाल रखने को फिज़ूल बाते बना कर खोज के 
जारी रखने की निसबल उजरात पेश करे या किसी 
कदर अपनी ओछी समझ बूझ की पक्ष करके साफ 
अक्ल के साथ बचन न सुने और न समझना चाहे या 
कोई ओछी दलील पेश करके सरीह सच्ची बात को न 


2 


| १२] तीसराभाग [१९३ | भाग 


माने और न कबूल करे या सच्ची वस्तु के लखाने वाले 
और उसके सगियो मे ओगुन देखे या उनकी चाल ढाल 
पर बे समझे बूझे (ससारियों की अक्ल के मुवाफिक) 
एलराज करे, तो जानना चाहिये कि वह सच्चा रोजी 
नही है और फिर ऐसे शख्स से सत्य वस्तु के लखाव 
और उसकी प्राप्ति की जुगल वगेरा की बाबत बात चील 
करनी ना-मुनासिब होगी, क्योंकि ऊपर की बातों से 
साफ मालूम हो जावेगा कि उसका इरादा सत्य वस्तु 
के ग्रहण करने का नहीं है। 


३ - जो कोई तहकीकात पूरी करके कायल हो 
जावे और ऐसा कहे कि हकीकत में सत्त वस्तु जो 
लखाई गई है, सही है और उसकी प्राप्ति की जुगल 
और जतन भी सही है, लेकिन मे फलाँ २ आदत और 


स्वभाव या खान पान या फलाँ चाल ढाल को जिनका 
छोड़ना वास्ते प्राप्ति उस सत्य वस्लु के जरूर है, नही 
छोड़ सकता, लो भी उसका नाम सच्चा और पूरा 
खोजी और दर्दी नही हो सकता और इस वास्ते उससे 
भेद की बातें कहना मुनासिब न होगा। 


४ - अब समझना चाहिये कि सत्य वस्लु वह है कि 
जो स्वलन्त्र और आप ही आप है और किसी तरह 
किसी के आधीन नहीं है और सदा एक रस और एक 
हाल पर है और कभी उसमें कुछ अदल बदल नहीं 
होता और जो महा प्रेम और महा आनन्द और महा 
चैतन्य और महा ज्ञान स्वरूप है और जो कुछ कि जहाँ 
तहाँ सिवाय उसके है या नजर आता है, वह सब 
उसके आधीन है और उसी की सत्ता से कायम है। 


| १९४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 

५ - अब गौर करो कि इस लोक में जो कुछ कि 
नजर आता है, वह सदा एक रस कायम नही रहता 
यानी नाशमान है, लेकिन जितने अर्स तक कि यहाँ की 
हर किस्म की रचना ठहरी हुई नजर आती है, वह उसी 
सत्य की सत्ता से कायम हे यानी वह सत्ता किरन रूप 
अथवा सुरत स्वरूप से यहाँ हर एक देह में मौजूद 
होकर कुल्ल कार्रवाई उसकी अपनी शक्ति से करती है 
और जब वह सत्ता खिच जाती है यानी देह से उसका 
वियोग हो जाता है तो उस देह का अभाव हो जाता है। 


६ - इस सत्ता यानी सुरत मे थोड़ी बहुत वही 
ताकत और शक्ति है जो कि उसके भडार यानी कुल्ल 
-मालिक में है और वही सच्चा सत्य पद है और यह 
सुरत उसकी अस यानी किरन है। यह हाल हर एक 


चीज यानी दरख्त और जानदार के बीज से जिस वक्त 
कि प्रथम धार उस मे से निकलती यानी कुला फूटता 
है और सुरत अपना जहूर करती है, साफ जाहिर होता 
है कि उसी वक्‍त से जितनी शाक्तियाँ कुदरत की हैं, 
जैसे पाँच तत्त्व और तीन गुन और रोशनी और बिजली 
की शक्ति और खेच शक्ति और हटाव शक्ति और बनाव 
शक्ति और सहार शक्ति वगैरा हाजिर होकर उस सुरत 
की ताबेदारी में रल मिल कर उसकी देह के बनाव 
और बढाव और सम्हाल मे मदद देती हैं और जब वह 
सुरत देह को छोड़ती है तब यही शक्तियाँ आपस में 
लड़ भिड़ कर उस देह के स्वरूप को बिगाड़ देती हैं। 
इससे सुरत की हुकूमत कुल्ल कुदरत की शक्तियो पर 
जो इस रचना में काम दे रही हैं, जाहिर हे। 


| १२] तीसराभाग [१९५ | भाग 


७ - ऊपर के बयान से जाहिर है कि वह सत्तपद 
इस रचना मे किरन यानी सुरत स्वरूप है। हर एक देह 
में चाहे वह जमीनी है या आसमानी, मौजूद है और 
कुल्ल कार्रवाई उस देह की बल्कि और देहियो की जो 
उसके मुताल्लिक यानी आधीन हैं, अपनी ताकत से 
कर रहा है, तो जो कोई उस सत्त का खोज करना 
चाहता है और उससे मिलने की चाह रखता है तो 
पहिले अपने सुरत स्वरूप का खोज करे और उससे 
मिल कर फिर उसके भडार का पता लगा कर उससे 
मिले और यह पता और खोज अपने घट में लग सकता 
है, बाहर खोज इसका नहीं चल सकता और न कभी 
बाहर जतन करने से उस सत्त पद से मेला होगा। 


८ - जाहिर है कि जब तक सुरत का ताल्लुक 


यानी बंधन देही या और जानदारों और पदार्थो के साथ 
जो कि नाशमान हैं और हमेशा उनकी हालत बदलती 
रहती है, रहेगा, तब तक उसको सच्चा यानी अमर 
सुख प्राप्त नहीं हो सकता और दुख और क्लेश वगेरा 
से सच्ची निवृत्ति नहीं हो सक्ती । इस वास्ते जो कोई 
अमर आनन्द और सत्त पद की प्राप्ति चाहता है, 
उसको लाजिम है कि सुरत की धार को (जो शब्द की 
धार है) पकड कर अपने घट में उल्टा चले, तो पहिले 
उसको सुरत का स्वरूप जो कि सतों के दसवें द्वार 
यानी सुच में है, नज़र आवेगा और फिर उस रूप से 
ब-दस्लूर शाब्द की डोरी पकड़ के और ऊपर चढ़ के 
सुरत के भडार में जो कुल्ल-मालिक का धाम और 
असली सत्य पद है, पहुँचेगा और अमर और पूरन 
आनन्द को प्राप्त होगा । 


| १९६] प्रेमपत्रराधास्वामी [ बचन | पत्र राधास्वामी 


९ - इस धाम में सिवाय सत्त के और कोई दूसरी 
चीज नहीं है और वहाँ की रचना ऐन रूहानी यानी 
निर्मल चैतन्य की है और सदा एक रस यानी महा 
आनन्द स्वरूप रहती है। 


१० - इस देश के नीचे से प्रकृति यानी माया प्रकट 
हुई और नीचे २ उसका विस्तार ज्यादा से ज़्यादा होता 
गया और वहाँ रचना मिलोनी की हुई यानी उस सत्त 
पद की किरनी अथवा सुरत ने माया के मसाले से 
अनेक रूप पैदा किये और जो कि माया का मसाला 
(जो असल मे गुबार रूप है) हमेशा एक रग और एक 
रूप नही रह सकता, इस सबब से उस माया के देश 
मे अदल बदल और भाव अभाव की कार्रवाई हर दम 
जारी है और इसी सबब से दुख सुख और क्लेश वरोरा 
व्यापता है, सो जब तक कि सुरत इस हद के पार 
निर्मल चैतन्य यानी सत्य पद मे उलट कर न जावेगी 
तब तक दुख सुख और जनम मरन से सच्चा छुटकारा 
नहीं होगा और न असली सत्त पद की प्राप्ति होगी। 


११ - इस वास्ते कुल्ल सच्चे परमार्थियों को मुनासिब 
है कि असल सत्य पद का जो अनत अपार और सदा 
एक रस कायम है ओर प्रेम और आनन्द का भण्डार है, 
अपने घट में खोज लगा कर और चलने की जुगल 
दरियाफ्त करके जिस कदर बन सके, शौक के साथ 
सहज २ चलना शुरू करें और ससार और उसके भोगों 
में जरूरत के मुवाफिक बर्ताव जारी रक्खे, ज्यादती में 
उनके परमार्थ यानी सत्य पद के मिलने के जलन में 
खलल पड़ेगा और जो इस तोर पर कार्रवाई करेंगे लो 
वे राधास्वामी दयाल की दया से रफ्ते २ एक दिन 


| १२] तीसराभाग [१९७ | भाग 


असत्य देश से न्यारे होकर सत्य यानी निर्मल चैतन्य 
देश में पहुँच कर बासा पावेंगे और अमर आनन्द को 
प्राप्त होवेगे और जब से कि वे सच्चे मन से प्रेम अंग 
लेकर अभ्यास शुरू करेंगे तो थोड़े अर्स मे आहिस्ता २ 
थोड़ी बहुत सत्य की प्राप्ति यानी शाब्द चैतन्य से मेला 
होला जावेगा और उसी कदर असत्य से दूरी होती 
जावेगी, और उसका असर भी कम होता जावेगा और 
सत्य की प्राप्ति का निशान यह है कि कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल के चरनों मे प्रीत और प्रतीत बढ़ती 
जावे और ससार और उसके पदार्थो में रगाबल कम 
होती जावे । 


बचन १३ 


राधास्वामी दयाल के चरनो मे किसी न 
किसी तरह की प्रीत और भाव और सेवा 
और यादगारी का फायदा। 


१ - दुनिया के जितने काम हैं, सब प्रीत और शौक 
के साथ किये जाते हैं। जिस काम में कि किसी की 
प्रीत और शोक नही होता है, वह काम दुरुस्ती से नही 
बनता है और जिस तरफ जिसकी प्रीत होती है, उसी 
तरफ उसका झुकाव रहता है। 

२ - जहाँ जिसकी गहरी प्रीत है, वहाँ आपस मे 
मेल भी जल्द २ और बार २ होता है और वहीं एक 
दूसरे के वास्ते तन मन धन भी ख़ुशी से लगाता है। 


4 


| १९८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


३ - इसी तरह परमार्थ मे जिस किसी की प्रीत 
आई, वह कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल और उनके 
प्रेमी भक्तो के सग की चाह उठावेगा और जब २ 
इत्तिफाक से उनका सतसंग मिलेगा, बहुत खुश होकर 
उस में शामिल होगा और दर्शन और बचन का रस 
हासिल करेगा और उनकी परमार्थी किताबों को बहुत 
शौक के साथ पड़ेगा और सुनेगा। 


४ - यह प्रीत प्रेमियों के सग और उनकी किताबो 
के पढ़ने से पैदा होगी और बढ़ेगी और जिस कदर 
तबीयत शौक के साथ इस काम मे लगेगी, उसी कदर 
दुनिया और दुनियादारो की तरफ से हटेगी। 


५ - कुल्ल रचना मे कुल्ल कार्रवाई प्रीत और शोक 
की है सो जिस किसी को परमार्थ में थोड़ी बहुत प्रतीत 
के साथ प्रीत आई, उसको उसी मुवाफिक वहाँ रस 
और आनन्द मिलेगा और उसी कदर उससे वहाँ की 
कार्रवाई बनती जावेगी । 


६ - कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल ने जीवो के 
हाल को मुलाहिजा करके निहायत दया के साथ ऐसा 
हुकुम फरमाया कि जो उनके चरनों में थोड़ी भी प्रीत 
और प्रतीत लावेगा, तो भी उसका किसी कदर फायदा 
परमार्थी इस जनम मे हो जावेगा और आइन्दा की 
तरक्की के वास्ते सिलसिला जारी हो जावेगा यानी वह 
प्रीत दिन दिन बढ़ती जावेगी। 


७ - और राधास्वामी दयाल ने तरीका अन्तरी 
अभ्यास का ऐसा सहज जारी फरमाया कि उस को हर 
कोई थोड़ा या बहुत आसानी से कर सके और अपनी 
| प्रीत और प्रतीत के मुवाफिक उसका फायदा (यानी | 


| ४३] तीसराभाग [१९९ | भाग 
रस और आनन्द) जीते जी देख सके और सलसग 
करके उस प्रीत को और उसके साथ अभ्यास भी बढ़ा 
सके । 


८ - राधास्वामी दयाल की इस कदर दया और 
मेहर जीवों पर है कि जो थोड़ी बहुत सचौटी के सग 
बाहर का सलसग और अन्तर मे अभ्यास थोडे शौक के 
साथ शुरू कर देवे, तो वे दया से उनको अन्तर में 
परचे देकर उनकी प्रीत और प्रतीत बढ़ाते है और घट 
मे थोड़ा बहुत रस और आनन्द भी बरन्शाते हैं। 


९ - अब जिस किसी को दुनिया और दुनियादारों 
का हाल और यहाँ के सामान और पदार्थो की कैफियत 
देख कर राधास्वामी दयाल के चरनो में (जो कि जीव 
के सच्चे हितकारी और दम २ के सगी और मददगार 
है) गहरी प्रीत आई, वही एक रोज गुरुमुख का दरजा 
पावेगा और उनकी पूरी दया अपनी निसबल अन्तर और 
बाहर परखता जावेगा । बाकी जीवो को जिस २ दरजे 
की प्रीत उनके चरनों में होवेगी, उसी कदर फायदा 
उनको हाल में मालूम होवेगा और आइन्दा वे भी अपने 
शोक और प्रीत के मुवाफिक नम्बर वार गुरुमुख बनाये 
जावेगे | 

१० - इस वास्ते कुल्ल जीवो को मुनासिब और 
लाजिम है कि जहाँ और सब काम दुनिया के करते हैं, 
वहाँ थोड़ी बहुत प्रीत और प्रतीत कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल के चरनो मे और उनके सतसग और 
प्रेमी भक्तों में लाकर थोड़ी बहुत कार्रवाई परमार्थ की 
यानी बाहर का सलसग और पाठ उनकी बानी और 
बचन का और अन्तर अभ्यास सुमिरन और ध्यान और 


| २००] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | २०० ] प्रेम पत्र राधास्वामी 
भजन का शुरू कर देवे, तो रफ्ते २ उनकी प्रीत और 
प्रतीत दुनिया का तमाशा देख कर चरनो में बढ़ती 
जावेगी और जीते जी उसका फायदा उनको नजर 
आवेगा और आइन्दा के वास्ते तरक्की का सिलसिला 
वास्ते हासिल होने सच्ची मुक्ति यानी पूरे उद्धार के 
जारी हो जावेगा कि जिस से एक दिन दुख सुख और 
जनम मरन के चक्कर से सच्चा छुटकारा हो जावेगा। 
११ - जो कोई किसी किस्म का नाता यानी प्रीत 
थोड़ी या बहुत राधास्वामी दयाल के चरनों में जोड़ेगा 
या किसी तरह से उनके किसी सच्चे प्रेमी भक्त से प्रीत 
और मेल पेदा करेगा तो राधास्वामी दयाल अपनी मेहर 
और दया से उसका भी किसी कदर कारज इस जनम 
में बनावेंगे यानी उसके जीव का थोड़ा बहुत कल्याण 
हो जावेगा और आयन्दा को भी सिलसिला लग जावेगा। 


१२ - और जो कोई कि राधास्वामी दयाल की 
जुगल (सुरत शब्द अभ्यास) की कमाई सत सतगुरु या 
साध गुरू या उनके सच्चे प्रेमी सतसगी से उपदेशा 
लेकर सच्चे मन से थोड़े दिन भी करेगा तो भी वह 
चौरासी में नहीं जावेगा और आहिस्ता २ सिलसिला 
उसके उद्धार का जारी हो जावेगा। 

१३ - खुलासा यह है कि जैसे बने तैसे किसी न 
किसी जुगल से यादगारी राधास्वामी दयाल के चरनों 
की रोजमर्रा किसी न किसी वक्त होनी चाहिये। फिर 
राधास्वामी दयाल अपनी मेहर से उस जीव को 
आहिस्ता २ रीच कर चरनो में लगावेंगे और रफ्ते २ 
उसका उद्धार करेगे । 


| १३] तीसराभाग [ २०१ | भाग 


१४ - जिस किसी ने कि एक बार दर्शन संत 
सलगुरु के प्यार और भाव से किये है और उनके बचन 
चित्त देकर सुने और समझे हैं, तो भी वह अबेर सबेर 
सलसग मे मिलाया जावेगा और जो बिल-फर्ज इस 
जनम में शामिल नहीं हुआ, तो अत समय पर उसके 
जीव की थोड़ी बहुत सम्हाल की जावेगी और आइन्दा 
के जनम मे सलसग में खीच कर मिलाया जावेगा और 
जिसने कि कई बार शौक के साथ सलसग किया पर 
उपदेश नहीं लिया तो उसके भी बहुत से कर्म कट 
जावेगे और अत समय पर उसके जीव की किसी कदर 
सहायता की जावेगी और आइन्दा को सिलसिला उद्धार 
का जारी हो जावेगा। 


१५ - जिस किसी को राधास्वामी मत और सतसग 


और सतगुरु की महिमा सुन कर राधास्वामी दयाल के 
चरनों मे भाव और प्यार आया और गुप्त सेवा तन मन 
धन की करी, पर कोई सबब से सलसग मे शामिल न 
हो सका और न दर्शन सतगुरु के किये ओर न उपदेश 
पाया, तो भी राधास्वामी दयाल उस जीव की अपनी 
मेहर और दया से सहायता करेंगे और इसी जनम में, 
चाहे आइन्दा के जनम मे, उसको सलसग मे मिला कर 
और सुरत शब्द की कमाई उससे करा कर रफ्ते २ 
उसका सच्चा उद्धार फरमावेगे | 


१६ - जो कोई कि राधास्वामी दयाल और उनके 
नाम और धाम की महिमा सुन कर राधास्वामी नाम का 
सुमिरन प्यार और भाव के साथ करेगा और बानी और 
बचन को भी शौक के साथ पढ़ेगा, तो राधास्वामी 
दयाल इसी जनम में खींच कर उसको सलसग मे 
ke लगावेगे और उस पर दया करेंगे और जो इस जनम 


| २०२] प्रेमपत्रराधास्वामी [ बचन | २०२] प्रेम पत्र राधास्वामी 
में मौका न हुआ तो आइन्दा के जनम में वह ज़रूर 
सलसग में शामिल किया जावेगा और कार्रवाई उसके 
उद्धार की जारी हो जावेगी। 


१७ - ऐसा हाल दया और मेहर का सुन कर जीवो 
को चाहिये कि जरूर राधास्वामी दयाल के चरनों में, 
हाजिर या गायब, ज़रूर थोड़ी बहुत प्रीत या उनकी 
यादगारी करते रहें कि जिससे सहज में उनके जीव का 
कल्यान हो जावेगा और जो इतनी बात से चूकेगे यानी 
सुन कर भी थोड़ा बहुत भाव और प्यार राधास्वामी 
दयाल के चरनों मे या उनके सलसग मे या उनके प्रेमी 
भक्त मे या उनके नाम और बानी और बचन में नहीं 
लावेंगे, तो उनको जानना चाहिये कि वे अभागी है और 
उनके उद्धार में अभी बहुत देर है। 

१८ - राधास्वामी दयाल की यहाँ तक जीवो पर 
दया और मेहर है कि जो कोई अनजानला और सूर्खला 
से उनकी या उनके सलसग की या उनके प्रेमी भक्त 
की निंदा करता रहेगा तो उसको भी पहिले उसके पाप 
कर्म काट कर अबेर सबेर खींच कर सतसग मे मिलावेगे 
जहाँ से कि उसके उद्धार का सिलसिला जारी हो 
जावेगा | 


१९ - किस कदर भारी दया की बात है कि जो 
किसी से महिमा जान कर या अनजानता से कोई सेवा 
किसी किस्म की तन मन और धन या इन्द्रियो की 
राधास्वामी दयाल के निमित्त बन आवेगी तो उसको भी 
थोड़ा बहुत परमाथी फायदा बर्शैगे यानी उसके जीव 
की किसी कदर सहायता करेंगे और चरनो में प्रेम प्रीत 
का दान देकर आइन्दा को उसके उद्धार का रास्ता 


| १३] तीसराभाग [२०३ | भाग 
आहिस्ता २ जारी फरमावेगे। 


२० - जो कोई राधास्वामी नाम और उनकी बानी 
को प्यार के साथ गावेगा और पड़ेगा तो उसको भी 
थोड़ा बहुत परमाथी फायदा पहुँचेगा, क्योंकि यह नाम 
सच्चे कुल्ल-मालिक का है और इसका असर बड़ा भारी 
है, जो प्यार और भाव के साथ गाया जावे और जो 
इसका भेद समझ कर सुमिरन करेगा, तो उसका 
फायदा और भी ज्यादा होगा यानी वह एक दिन 
सलसग में शामिल होकर या किसी प्रेमी भक्त से मिल 
कर अभ्यास में लग जावेगा और राधास्वामी दयाल की 
बानी को भाव से पढ़ने का भी यही फायदा हासिल 
होगा। 


२१ - अब ख्याल करो कि जो लोग प्रीत और 


प्रतीत के साथ नित्त सलसग और अभ्यास करते हैं और 
तन से, मन से और धन से जिस कदर मुमकिन है, 
नित्त सेवा करते हैं और राधास्वामी दयाल की दया और 
मेहर को अन्तर और बाहर नित्त अपने ऊपर देखते हैं 
और परखते हैं, उनको किसी कदर भारी दरजा और 
मुकाम, हर एक की लगन के मुवाफिक, बखशिशा 
फरमावेंगे और सतसंग से मतलब यह है कि जहाँ 
कितने ही प्रेमी भक्त, राधास्वामी दयाल के, मिल कर 
बानी का पाठ और अर्थ और चरचा करते हैं और जिस 
को ऐसा सलसग प्राप्त नहीं है, वह आप अपने घर में 
प्रेम के साथ समझ २ कर बानी का पाठ करता है या 
अपने कुटुस्बियो के साथ चरचा करके राधास्वामी मत 
को समझाता है, यह भी सलसग में दाखिल है । 


ग न न = नन सेंड 


| २०४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | २०४ ] प्रेम पत्र राधास्वामी 
बचन १४ 


राधास्वामी सरन, सुरत शब्द धारन, 
सर्व दुक्ख निवारन। 


महिमा और बडाई राधास्वामी मत की 
जो कुल्ल-मालिक का सच्चा मत है और 
बगेर जिसके धारन करने के, किसी जीव का 
सच्चा उद्धार मुमकिन नहीं है। 


१ - दुनिया और दुनियादारों के हाल पर नज़र 
करने और गौर करके विचारने से मालूम होता है कि 
सब जीवों के मन में एक किस्म की चाह या तड़प, 
वास्ते बड़े से बड़े सुख और बड़े से बड़े दरजे और 
बुजुगी और ज़्यादा से ज़्यादा धन और माल और भारी 
से भारी ताकत के हासिल होने के वास्ते लगी रहती है 
और चाहे जिस कदर सामान हासिल हो जावे, फिर भी 
थोड़ी बहुत चाह वास्ते उसकी ज्यादती और तरक्की के 
बनी रहती है। 


२ - और जब किसी किस्म की तकलीफ और दुख 
या कोई सख्त मुसीबत या रज या बीमारी आयद होती 
है, तो उस वक्‍त जीव लहे-दिल से यानी अन्तर के 
अन्तर से चाहते हैं कि कोई ऐसी ताकत उनको मिले 
या कोई ऐसी मदद उनकी करे या कोई ऐसी दवा देवे 
कि जिससे वह दुख या मुसीबत या तकलीफ जल्द दूर 
हो जावे या कम हो जावे और जब कोई ऐसा मददगार 
नहीं मिलता तो लाचार होकर मन ही मन में चुप हो 
जाते हैं और मुसीबत को जैसे बने तैसे बरदाश्त करते 


2 


| १४] तीसराभाग [२०५ | भाग 
हैं, लेकिन फिर भी दिल में एक किस्म की तड़प और 
चाह, वास्ते मिलने मदद के, बनी रहती हे। 


३ - पहिली किस्म की चाह जो सुख वगेरा की 
प्राप्ति के लिये उठती है, उसके पूरा करने के लिए 
अनेक तरह के जलन और अनेक तरह के काम और 
अनेक तरह की मेहनत जीव उम्र भर करते हैं यानी सुन 
कर, पढ़ कर और देख कर जब और जहाँ जिस किसी 
को किसी काम या किसी मुआमले या किसी विद्या ओर 
इनर और कारीगरी और सोदागरी और सफर वगेरा २ 
मे विशेष फायदा हुआ है या मान बड़ाई और दौलत 
और हुकूमत और दरजा मिला है, तो और जीव भी 
उसी मुवाफिक कार्रवाई करके वैसा ही फायदा और 
दौलत और दरजा हासिल करना चाहते हैं और जब 
एक धधे यानी काम मे पूरा फायदा नही हुआ तो दूसरा 
धधा शुरू करते हैं यानी बराबर कार्रवाई अपनी, जो 
मतलब के मुवाफिक न होवे या उससे पूरा फायदा न 
मिले, बदलते रहते हैं और इसी तरह के फिक्र में कि 
यह काम करना चाहिये और वह छोड़ना चाहिये और 
इसको बढ़ाना चाहिये और उसको घटाना चाहिये, रात 
दिन लगे रहते है ओर चाहे सब काम उनके मतलब के 
मुवाफिक बनते जावें तो भी चाह ज्यादा से ज्यादा 
तरक्की की उनके मन में बनी रहती है और उनको 
निचला (यानी आराम से) नही बैठने देती है और इसी 
किस्म के खयालो का इुजूम उनके मन में हर रोज़ बना 
रहता है और उनको किसी तरह चैन नहीं लेने देता है। 


४ - यह हाल कुल्ल जीवों का है, चाहे वे गरीब हैं 
या अमीर या राजा महाराजा या आलिम और फाजिल 


| २०६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ०६] प्रेम पत्र राधास्वामी 
या भारी हुनर वाले या सूरख और नादान। 


५ - और सग और सुहबत और दुनिया का तमाशा 
ऐसे खयालात और चाहों को बढ़ाता रहता है और 
नये २ खयाल और चाहें पैदा करता है। 


६ - खुलासा यह कि सब जीव अनेक किस्म के 
रखयालो और कामो और बरखेड़ो में हमेशा लिपटे रहते 
है और ऐसे कामो की कसरत मे उनको कभी वक्‍त इस 
बात के सोच और विचार करने का भी नहीं मिलता कि 
क्यों बा-वजूद हासिल होने बहुत से सामान के उनके 
मन मे तृष्णा और नई नई चाहें दुनिया की तरक्की की 
बनी रहती हैं और पैदा होती जाती हैं और बे शुमार 
जीव इसी हालत में उम्र भर पचते और खपते रहते हैं 
और आखिर को मौल के वक्त यहाँ से खाली हाथ जाते 
हैं यानी जिस जिस सामान के हासिल करने में उन्होने 
अपनी सारी उम्र खर्च की, उनमे से कोई भी उनका 
अखीर वक्‍त पर संगी और मददगार नहीं होता और न 
मौल या तकलीफ के वक्‍त धन और माल और हुकूमत 
और लियाकत और इलम और अक्ल और कुटुम्ब और 
परिवार और फौज और लश्कर उनका सगी और 
मददगार होता है, रज और अफसोस के साथ जान 
देते हैं और सब सामान यहाँ का यही छोड जाते हैं। 


७ - अब दूसरी किस्म के ख़यालो का जिक्र किया 
जाता है यानी दुख और मुसीबत के दूर करने के वास्ते 
अनेक लदबीरें सोचते हैं और काम में लाते हैं जैसे दवा 
दारू करना, अपने २ अकीदे और निश्चय के मुवाफिक 
मालिक या देवताओं या पेगम्बरौ और औलियाऔओ और 
महात्माओ और जादूगरों और भूत पलीत और चुड़ेल 


| १४] तीसराभाग [२०७ | भाग 


वगेरा से मदद मॉगना और मुकामात मुलबर्रक व तीर्थ 
व दरियाओ और कुओं पर जाना और वहाँ के रस्म 
और दस्तूर के मुवाफिक कार्रवाई करना और तावीज़ 
और गडा और किस्म २ के पत्थर लकड़ी वगैरा को 
गले में डालना या बाज़ू पर बाँधना और निशान या 
कोई चीज महात्माओ और औलियाओ की अपने सग, 
वास्ते हिफाजत के, रखना या कोई नाम या मत्र या 
शाब्द का पढ़ना और जाप करना या कोई ख़ास पूजा 
अपने मकान पर या किसी खास मदिर या मसजिद या 
मज़ार या गिरजा या किसी खास मुकाम में जाकर 
करना या किसी फकीर या साधू या ख़ुदा परस्त लोगों 
से इलतिजा करना और मदद माँगना या दान और 
पुन्य और रवैरात करना और मोहताजों को खिलाना 
पिलाना या किसी देवता और महात्मा के वास्ते नजर 
नियाज बोलना और जियारल का वादा करना वगैरा 
वगेरा | 


८ - और जब बा-बजूद इन तदबीरों के फिर भी 
मुसीबत या तकलीफ दूर न होवे, तो लाचार होकर 
खामोश हो रहते हैं और उस तकलीफ और मुसीबत 
को जबरन और कहरन सहते है। फिर भी अखीर वक्त 
तक दिल में ऐसी चाह और तड़प लगी रहती है कि 
कोई उनकी तकलीफ को जैसे बने वैसे दूर कर देवे या 
घटा देवे और जब कोई इलाज पेश नहीं जाता, तो 
लाचार किस्मत या नसीब या अपने पिछले अगले 
ऐमालों का नतीजा यानी फल समझ कर या मालिक 
की मरजी ऐसी ही जान कर ज्यो त्यो रो पीट कर सब्र 
करते हैं। 


| २०८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | २०८ |] प्रेम पत्र राधास्वामी 

९ - गरज कि कुल्ल जीव इस दुनिया में सुख ओर 
बडाई की प्राप्ति की चाह और फिक्र मे, और भी 
तकलीफ और दुक्खो के दूर करने या घटाने के ख्याल 
और सोच में, हमेशा सर-गरदाँ रहते हैं। लेकिन जो 
जतन और लदबीरें कि वे काम में लाते हैं, चाहे उनसे 
थोड़ा या पूरा फायदा हासिल होवे, फिर भी सुख की 
चाह और तकलीफ और दुक्खों का खौफ और चिन्ता 
उनके मन से दूर नहीं होती है। 

१० - इस दुनिया में ऐसी हालत का कोई इलाज 
न देख कर, बाजे लोग परमार्थ यानी मजहब की तरफ 
इस उम्मीद पर रूजू लाये कि वहाँ से कोई सहारा ऐसा 
मिले कि जिससे दुनिया की तरक्की और तृष्णा की 
तपन से बचें और ऐसे स्थान का पता लगे कि जहाँ 
पहुँच कर परम सुख को प्राप्त होवे और फिर कोई चाह 
बाकी न रहे और ऐसी जुगल मालूम होवे कि जिससे 
तकलीफ और दुक्खों का असर कम व्यापे और 
रफ्ता २ उन से पीछा छूट जावे। 

११ - जब इस तरह बाजे लोगों ने मजहबी लहकीकात 
और तलाश शुरू की, तब उसमे बहुत सी दिक्कते पेश 
आई यानी पहिले तो कितने ही मजहब नजर आये और 
फिर उनमे आपस मे ना-इत्तिफाकी दिखलाई पड़ी कि 
एक दूसरे को गलत या ओछा बतलाता है और मालिक 
के वजूद की निसबल भी बहुत सा इख्तिलाफ पाया गया 
कि कोई किसी को और कोई किसी को मालिक करार 
देता है और कोई मालिक के वजूद से बिल्कुल मुनकिर 
हे। 


| १४] तीसराभाग [२०९ | भाग 

१२ - ऐसी हालत मज़हबों की देख कर बहुत से 
शक और सन्देह दिल में सच्चे खोजी के पैदा हुए और 
जब उसने तहकीकात शुरू की और वास्ते दूर करने 
अपने भरमो के थोड़े सवालात किये तो उनका जवाब 
पूरा २ किसी मत मे न मिला। इस सबब से जेसी 
चाहिये, वैसी तसल्ली नही हुई पर लोगों के तान और 
तिशने का खौफ करके जिस मज़हब में कि जो पैदा 
हुए या जिसको किसी सबब से उन्होंने इख्तियार 
किया, उसी में चुप्प होकर ज़ाहिरी तोर पर लगे रहे पर 
दुनिया के दुख सुख की हालत और कैफियत उनकी 
नही बदली और न पूरा २ सहारा उनको तकलीफ और 
दुक्ख की हालत में मिला। 


१३ - यह बात जाहिर है कि कसरत से लोग 
बे-इल्म और नादान हैं और दुनिया के सुखों को भोगने 
और उनके वास्ते नई २ चाह उठाने मे ऐसे मशशूल हैं 
कि उनको कभी सुध भी इस बात की नही आती कि 
कोई इस दुनिया का सच्चा और कुल्ल-मालिक है और 
उससे उनका क्या रिश्ता है और उनको एक दिन देह 
और दुनिया के सामान और कुटुम्ब परिवार को जरूर 
छोड़ना पड़ेगा यानी एक दिन मौल जरूर आवेगी । फिर 
बाद मरने के क्या हाल होगा, इसकी उनको खबर भी 
नहीं और न दरियाफ्त करने की ख्वाहिश है। 

१४ - और जो कि इस किस्म के जीव हमेशा यानी 
जिन्दगी भर इन्द्रियो के भोगो मे गिरफ्तार रहते है और 
नई नई चाहें उठा कर हमेशा मेहनत करते रहते हैं और 
इसी किस्म के लोगो का उनको संग रहता है, तो ऐसी 
चाह और आदत और स्वभाव और अपने कर्मो के 


4 


| २१०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
मुवाफिक बारम्बार ऊँच नीच देशो और जोनों में पैदा 
होकर, हमेशा देहियों के संग दुख सुख भोगते रहेंगे 
और इन ऊंच नीच देशों में बेकुठ और बहिश्त और 
स्वर्ग और मृत्यु लोक (यानी यह दुनिया) और नर्क और 
जहच्नुम वगेरा शामिल हैं। 


१५- सच्चे खोजी लोग हमेशा कम पेदा होते हैं और 
उनको जब लक कि पूरी कैफियत किसी मज़हब की न 
मालूम होवे कि जिससे लसल्ली और इतमीनान हो 
जावे, तब तक उनका खोज हमेशा जारी रहता है यानी 
वे हमेशा रख्वाहिशमन्द रहते है कि कोई उनको सच्चे 
मालिक का सच्चा पता और भेद बलावे और जब कोई 
भेद देने वाला मिल जावे, तो उससे निहायत ख़ुश 
होकर मिलते हैं और उसके बचनों को गौर और 
तवज्जह के साथ सुनते हैं और मगन हो जाते हैं। 

१६ - ऐसे खोजियो की दो किस्मे हैं। एक तो बहुत 
से हालात मजहबी (जो कि मालिक के भेद में दाखिल 
हैं) जानना और समझना चाहते हैं और जब उनके 
सदेह और सवालों के इत्तिफाक से किसी भेदी से मिल 
कर पूरे जवाब मिल जावे, लब उनके मन मे एक किस्म 
की शान्ति आ जाती है, लेकिन यह इरादा नही होता 
कि अब उस सच्चे मालिक का उसके निज धाम मे 
पहुँच कर दर्शन करें, क्योकि अभी मन उनका दुनिया 
के भोग और बिलास और मान बड़ाई वगैरा का 
ख्वाहिशमंद है और उस ख्वाहिश को छोड़ना या कम 
करना नही चाहता है। 


१७ - दूसरी किस्म के खोजी को दर्दी कहना 
चाहिये। उसके दिल मे सिवाय दरियाफ्त करने खास २ 


2 


| १४] तीसराभाग [२११ | भाग 


मजहबी बालो और भेद मालिक के, एक किस्म की 
तड़प वास्ते देखने हाल कुदरत के और निज धाम में 
पहुँच कर हासिल करने आनद और बिलास दर्शन 
कुल्ल-मालिक के लगी रहती है और वह तड़प किसी 
सूरत मे जब तक कि उसको जुगल चल कर मिलने 
मालिक की सिखाई न जावे और वह उसके मुवाफिक 
चलना शुरू करके अपने घट मे कुछ रस और आनद 
न पावे, कम या दूर नही होती। 


१८ - इस दूसरी किस्म के खोजी ददी को जिस 
वक्त कि कोई भेदी अभ्यासी मिलेगा, वह उसके साथ 
फौरन मुहब्बत करेगा और जुगत चलने की दरियाफ्त 
करके अभ्यास में लग जावेगा और थोड़ा बहुत रस और 
आनद अतर मे पाकर, दिन २ उसकी प्रीत और प्रतीत 
चरनों में कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल के, और भी 
उनके प्रेमी अभ्यासियों मे, बढ़ती जावेगी । ऐसा खोजी 
किसी पिछले महात्माओ के कौल या किसी मजहबी 
किताब के हवाले का मुहताज नही रहता। वह अपनी 
प्रीत और प्रतीत सच्चे मालिक के चरनो में, और भी 
सुरत शाब्द के अभ्यास में, अपनी इलमी और अमली 
तहकीकात से पेदा करता है और फिर वह प्रीत और 
प्रतीत ऐसी मजबूत होगी कि कोई उसको किसी तरह 
भरमा नही सकेगा और न उसको अपने काम यानी 
अभ्यास से हटा सकेगा। 


१९ - थोड़ा सा हाल उस समझ बूझ का कि 
जिसके वसीले से खोजी ददी को बचन सुन कर और 
उनका विचार करके गहरी प्रीत और प्रतीत हासिल 
होती है, आगे लिखा जाता है। 


| २१२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
२० - और उस समझ बूझ का खुलासा यह है। 


(१) दुनिया और उसका सामान और सर्व इन्द्रियो 
के भोग नाशामान हैं यानी न तो वे आप ठहराऊ हैं और 
न उनका असर देर तक रहता है। 


(२) जीव भी इस रचना में मुकर्रर अर्स से ज्यादा 
देह में नहीं ठहर सकता । फिर चाहे जितनी मेहनत और 
मशक्कत करके अनेक तरह के भोग और सामान पैदा 
करे, अखीर वक्‍त यानी मरने के समय उन सब को 
अफसोस के साथ जरूर छोड़ना पड़ेगा। 


(३) कुटुम्ब परिवार और धन माल और बिरादरी 
और दोस्त और आशना और नौकर चाकर और 
जिन २ से इस जीव का व्यवहार है, सब अपने २ वक्त 
और मतलब के सगी हैं। इनमें से कोई सच्चा और पूरा 


हितकारी और मददगार नहीं हैं कि जो आम तौर पर 
सुख और खास कर दुख और तकलीफ के वक्त सच्ची 
मदद करे | 

(४) बल्कि अपनी देह ओर इन्द्रियाँ और अग २ भी 
अखीर वक्त पर दगा देते है यानी महज बेकार हो जाते 
है ओर बीमारी की हालत मे भी इनका थोड़ा बहुत ऐसा 
ही हाल हो जाता है। 


(५) जीव यानी रूह जिसको सत “सुरत” कहते 
हैं, अमर है और जहाँ तक कि मन और माया की हद्द 
है, वहाँ तक मन, सुरत का खोल यानी गिलाफ होकर 
उसके संग मरने के बाद जाता है। 


(६) जो कोई इसमें शक लावे तो समझना चाहिये 
कि जिस कदर जड़ पदार्थ है, इनका असली नाश नहीं 


| १४] तीसराभाग [२१३ | भाग 

है, सिर्फ रूप बिगड़ जाता है। फिर सुरत जो कि जड़ 
की चैतन्य करने वाली है, उसका नाश यानी अभाव 
किस तरह मुमकिन है? अलबत्ता बाद मरने के देह 
यानी गिलाफ बदल जाता है।इस बात के सबूत बहुत 
हैं यानी कितने ही मुआमले ऐसे हैं कि कई शर्सों ने 
लडकपन में हाल और मुकाम अपने पिछले जनम का 
बयान किया और उसकी ब-खूबी लसदीक हो गई और 
कितने ही मोको पर मुरदों की रूहों ने अजनबी लोगों 
से कुछ अपना पिछले जनम का हाल और कोई 
कैफियत खास जाहिर की और फिर उसकी तसदीक 
हो गई और ऐसे मुआमले भी बहुत कसरत से वाके हुए 
हैं और होते रहते हैं कि जिनमें मुरदौ की रूहों ने अपने 
अजीजों को खास मुआमलो में, ख्वाब की हालत में, 
गुप्त भेद या चीजे बललाई, जिसके सबब से उनका 
सख्त तकलीफ या नुकसान से बचाव हो गया या कोई 
जमा उनको मिल गई। 


(७) जागृत और स्वप्न की हालतो के मुकाबला 
करने से साफ जाहिर होता है कि सुरत का बधन इस 
देह और दुनिया के साथ जागृत अवस्था में (जब कि 
उसकी धार आख के मुकाम पर खास कर और कुल्ल 
डुन्द्रियों के स्थान पर उत्तर कर ठहरती है) होता है और 
उसी वक्त स्थूल देह और दुनिया के दुख सुख उसको 
व्यापते हैं और जब कि सुरत की धार नींद के बस 
आख के मुकाम से अदर में हट जाती है यानी पुतली 
किसी कदर खिच जाती है या सुपन देश में पहुँच कर 
सूक्ष्म शरीर और इच्द्रियो के साथ कार्रवाई करती है, 
तब स्थूल देह और दुनिया का दुख सुख कुछ नहीं 
 व्यापता, बल्कि उसकी कुछ खबर भी नहीं रहती है, | 


| २१४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
फिर जो कोई चाहे कि दुनिया और देही के दुख सुख 
से किसी कदर नजात पावे, तो उसको चाहिये कि 
अपनी पुललियों को उलटावे यानी रूह की धार को 
यहाँ से खींच कर अंतर मे ऊपर की तरफ को चढ़ावे। 


(८) जिस अभ्यास से ऐसी कार्रवाई, जब यह जीव 
चाहे, आसानी से बन आवे, तो उसी साधन से दरजे 
ब-दरजे चढ़ाई करके और स्थूल सूक्ष्म और कारन 
वगेरा गिलाफो से न्यारा होकर, एक दिन अपने भडार 
में (जो महा आनन्द और सुख का स्थान है) पहुँच 
सकता है। 

(९) और स्वप्न अवस्था की कैफियत को जाँच 
करके मालूम होता है कि इस घट में सर्व रस और सुख 
का भडार जरूर है, क्योकि जब आदमी सुपना देखता 
है, तब सर्व इन्द्रियो के भोगो का रस अपने अतर मे 
लेता है और उस वक्त स्थूल देह और इन्द्रियाँ बेकार 
होती हैं और कोई पदार्थ और भोग बाहर मौजूद नही 
होते, फिर भोगो के पेदा करने ओर उनका रस लेने की 
शक्ति और वह रस और आनन्द घट में ही मौजूद हैं, 
जो ज़्यादा अतर मे सुरत चढ़े और परदो यानी गिलाफो 
के पार जावे, तो जरूर उसकी शक्ति और आनद और 
आराम बढ़ते जावेगे और देहियों यानी गिलाफो की 
तरफ से दूरी और बे-ख़बरी होती जावेगी यानी उनके 
दुख सुख कम या बिल्कुल नहीं व्यापेंगे। 


(१०) दुनिया में देखा जाता है कि हर एक चीज़ में 
दरजे हैं और जानदारों मे भी इन्सान से लगा कर कीड़े 
मकोड़े और भुनगे और बनस्पति तक बहुत दरणजे हैं 
और जो कि आसमानी रचना मिस्ल सूरज और चाँद 


| १४] तीसराभाग [२१५ | भाग 
और तारागन की इस लोक से ज्यादा लतीफ और 
बहुत बड़ी और ज़्यादा ठहराऊ मालूम पड़ती है, तो 
जरूर हुआ कि उनमे रचना, जानदारो की, ब-निसबल 
इस लोक के, ज्यादा रोशन और ताकतवर और सुखदाई 
और ठहराऊ इनसान के दरजे से ऊपर सिलसिलेवार 
होरी । 


(११) लेकिन स्थूल देह के साथ सुरत किसी ऊँचे 
लोक या मुकाम में नही जा सकती। पहाड़ों और . 
गुब्बारों पर चढ़ने वालों ने तहकीक किया है कि साढ़े 
छः मील से ज्यादा कोई मनुष्य इस आकाश में नहीं 
चढ़ सकता। वहाँ पहुँचने पर जान जाती रहती है और 
जो कि सुरत रूह का असली स्वरूप चैतन्य की धार है 
और वह निहायत सूक्ष्म और लतीफ है और चाल 


उसकी रोशनी और बिजली की धार से (जो कि एक 
सेकिड मे करीब एक लाख कोस के चलती है) ज़्यादा 
से ज़्यादा है, तो जो वह सुरत अहिस्ता २ अभ्यास 
करके अपनी देह से न्यारी हो जावे यानी अपने घट में 
आँख के पार आकाश में ऊँचे को चढ़ने लगे, लो 
उसको ऐसी शक्ति हासिल हो जावेगी कि चाहे जिस 
ऊँचे लोक में पहुँच कर सैर करे और वहाँ का सुख और 
आनन्द देखे और जब चाहे जब देह में लौट आवे और 
इसी तरह अभ्यास बढ़ा कर एक दिन ऊंचे से ऊँचे देश 
मे जो कुल्ल-मालिक का स्थान और परम आनद का 
भडार है, अपनी चैतन्य धार पर सवार होकर पहुँच 
सकती है, उसी तरह जैसे सूरज की किरन अपनी धार 
पर सवार होकर सूरज में उलट कर जा सकती है। 
मैस्मेरिज्म और हिप्नोटिज्म के आमिल लोग अपने 
मामूलो से अक्सर दूर मुकामो का हाल और परदेशियों 


| २१६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


की खबर और बीमारी वगेरा की अंदरूनी हालत और 
उसका इलाज दरियाफ्त करके बता सक्ते है और 
कितने ही ऐसे वाके हुए कि जिनमे बीमारों की या कोई 
सदमा-रसीदा शख्स की रूह अपने जिस्म से किसी 
कदर न्यारी होकर ऊँचे देश में चढ़ी और उस वक्त 
उसके कुटुम्बी या सगियों ने उसको मुरदा समझा 
लेकिन वह ऊँचे चढ़ कर सब कार्रवाई देखता रहा और 
हरचद उसकी रूह ने चाहा कि ज्यादा ऊँचे चढ़ कर 
गहरा आनद पावे लेकिन उसकी रूह फिर देह मे उत्तर 
आई और आँखें खोल कर उसने जो हालत कि गुजरी 
और जो कैफियत कि देखी, अपने लोगों से जाहिर 
की। 


(१२) इस तरह अभ्यासी सुरत का ऊपर के लोको 
की सैर करना और फिर अपने निज भडार यानी सच्चे 


मालिक के चरनों में अपने घट में चढ़ कर पहुँचना 
मुमकिन है और रास्ता चलने का आँख के मुकाम से 
जहाँ कि सुरत की बैठक जाग्रत अवस्था मे है, चलेगा । 


(१३) मनुष्य की हालतो से, और भी मुवाफिक 
बचन सतो और महात्माओं के, ज़ाहिर है कि मनुष्य का 
स्वरूप कुल्ल रचना का नमूना है यानी जो कुछ कि 
रचना बाहर है वह सब छोटे नमूने के तौर पर मनुष्य 
के अतर मे मौजूद है ओर दोनों का आपस मे इत्तिफाक 
और मेल है और रास्ता ऊँचे से ऊँचे देश का भी घट 
में चैतन्य धार के वसीले से मौजूद और जारी है, जैसे 
कि कुल्ल आसमानी रचना यानी तारागन जो नज़र 
आते हैं, इनका सूल हमारी आखो से ब-वसीले उनकी 
किरनियो के जो इस लोक मे आती है और इस लोक 
से उन लारागनों में जाती हैं, लगा हुआ है और जिस | 


| १४] तीसराभाग [२१७ | भाग 


किसी की सुरत जिस्मानी कैद यानी देही के बन्धन से 
किसी तरह आजाद ओर न्यारी हो जावे, तो वह अपने 
सूक्ष्म स्वरूप यानी चैतन्य धार रूप से जहाँ चाहे छिन 
भर में जा सकता है और लौट कर देह मे आ सकता 
है, क्योकि सुरत की धार की चाल बहुत तेज़ से तेज़ 
है। रोशनी और बिजली की चाल जो कि निहायत तेज़ 
है, उसकी चाल के साथ मुकाबला नहीं कर सकती । 


(१४) सुरत की चैतन्य धार निहायत सूक्ष्म और 
लतीफ है और वह देखने में नहीं आती, पर उसकी 
कार्रवाई से यानी जब वह जाग्रत के वक्त आँख के 
मुकाम पर उतर कर बैठती है और देह और इन्द्रियों 
को चैतन्य करती है, उसका देह में मौजूद होना जाहिर 
होता है और खास निशान उस चेलन्य धार का चेतन्यता 
और शाब्द यानी आवाज है, क्योंकि जब बच्चा पैदा 
होता है तो वह पहिले आवाज करता है, जो आवाज न 
करे लो मुर्दा (यानी हिस्स से खाली) समझा जाता है 
और आदमी या जानवर जब तक बोलता है और 
हरकत करता है, जिंदा यानी चैतन्य है और जब 
हरकत और बोल बन्द हो गया, तब मुर्दा समझा जाता 
है और जो गौर करके देखा जावे, तो कुल्ल कार्रवाई 
इस दुनिया की शब्द और सुरत से हो रही है यानी एक 
बोलता है और दूसरा सुन कर तामील करता है, बल्कि 
जड़ पदार्थो की भी कार्रवाई (जो कि चैतन्य पुरुष की 
मदद से जारी होती है) बगेर हरकत और आवाज के 
नहीं होती है और वह हरकतें और आवाज गुप्त चैतन्य 
का (जो सब जड़ पदार्थो मे मौजूद है पर बगेर मदद 
विशेष चैतन्य के कुछ कार्रवाई नही कर सकता) जहूरा 
है। खुलासा यह कि जहाँ धार रवाँ है, उसके साथ 


| २१८]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


आवाज़ भी बराबर जारी है यानी शब्द कुल्ल का चैतन्य 
करने वाला और हरकत देने वाला है ओर ख़ुद चैतन्य 
रूप है, चाहे जिस दरजे का होवे। इससे साबित हुआ 
कि जो कोई चैतन्य धार पर सवार होकर चलना चाहे, 
वह शब्द यानी उस धुन को जो उस धार के साथ जारी 
है, पकड़ कर चले, तो जहाँ से वह धार आती है, पहुँच 
जावेगा । देखो अधे आदमी को जो कोई थोड़ी दूर से 
बुलावे, तो वह बुलाने वाले की आवाज़ को पकड़ के 
उसके पास पहुँच जाता है ओर अँधेरी रात में जो कोई 
जगल में रास्ता भूल जावे और कोई नजदीक के गाव 
से आदमियो की आवाज आती होवे, तो वह उस 
आवाज़ को पकड़ के गाँव में पहुँच सकता है। इससे 
जाहिर हे कि आवाज़ की बराबर कोई रास्ता दिखाने 
वाला और अँधेरे में प्रकाश करने वाला नही है। 


(१५) जितने मत कि दुनिया में जारी हैं, उन सब 
में शाब्द की महिमा लिखी है और यह बयान किया है 
कि शाब्द कुल्ल रचना की आदि है यानी पहिले शब्द 
हुआ और फिर उससे रचना हुई और वह शब्द मालिक 
के साथ था और ख़ुद मालिक का रूप और जहूरा है 
और वही सच्चा करतार है। अब समझना चाहिये कि 
शब्द से मतलब चैतन्य धार से है जो कुल्ल-मालिक के 
चरनों से प्रकट हुई और कुल्ल रचना की करतार है 
और कुल्ल हरकत और चेतन्यता ओर असर का कारन 
शाब्द है और वही चैतन्य है, पर माया के देश मे 
ब-सबब मिलौनी माया के, उस चैतन्य शाब्द की ताकत 
और असर में दरजे बदरजे फर्क हो गया और उसी 
कदर उसकी ताकत और हरकत और असर मे भी फर्क 


2 


| १४] तीसराभाग [२१९ | भाग 
यानी दरजे हो गये, पर कुल्ल कार्रवाई जहाँ जेसी है, 
शब्द के आसरे हो रही है। 

(१६) सतो ने जो कि धुर मुकाम यानी कुल्ल-मालिक 
के धाम से आये, शाब्द का भेद साफ २ और शरह के 
साथ बयान किया और हाल मजिलों का जो कि 
कुल्ल-मालिक के स्थान से सुरत के पिंड में नशिस्त के 
मुकाम तक वाकै हैं, मय कैफियत शब्द हर मुकाम के, 
तफसील के साथ, जाहिर किया कि जिसकी मदद से 
चलने वाला हर एक मुकाम के हाल और कैफियत को 
समझ कर और उस मुकाम की आवाज़ को पकड़ कर 
रास्ता तै कर सके यानी अपनी सुरत को अपने घट में 
शब्द को पकड़ के ऊँचे देश यानी अपने निज घर की 
तरफ चढ़ाता जावे ओर इस जुगल से आहिस्ता आहिस्ता 
एक दिन अपने कुल्ल-मालिक का दर्शन पाकर और 
माया और मन और काल और कर्म के घेरे से निकल 
कर, परम और अमर आनद को प्राप्त होवे और दुख 
सुख और कष्ट और क्लेश और जनम मरन से अपना 
सच्चा छुटकारा कर लेवे। 


(१७) जो कोई मन और इन्द्रियों के भोग बिलास 
को सच्चा सुख और देह और दुनिया को अपना रूप 
और घर समझ कर, इसी के वास्ते मेहनत और जलन 
करते रहेंगे, तो उस आसा और मनसा और स्वभाव के 
मुवाफिक उन को बारम्बार देह धरनी पड़ेगी, क्योंकि 
मृत्यु देह की होती है, न कि सुरत की यानी जब सुरत 
देह को छोड़ देती है या उससे जुदा हो जाती है, उसी 
का नाम मौत है। 


| २२०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 

(१८) लेकिन जो कोई खोजी ददी दुनिया और देह 
के हाल को देख कर और यहाँ के सामान की नाशमानता 
ख्याल करके, अजर धाम और अमर आनद के प्राप्ति 
की चाह उठा कर जतन करना चाहते हैं, उनके वास्ते 
ऊपर के बयान के मुवाफिक यह हिदायत की जाती है 
कि अपनी सुरत को आख के मुकाम से चैतन्य धार 
यानी शाब्द की धुन को पकड़ के, अपने घट मे ऊपर 
की तरफ भेद मजिल और रास्ते और चलने की जुगल 
का, सत सतगुरु से (जो धुर मुकाम के पहुँचे हुये है) 
या साध गुरू से (जो निस्फ़ रास्ता तै कर चुके है और 
आगे को चल रहे हैं) या उनके सच्चे प्रेमी सतसंगी से 
(जो कुछ रास्ता ते कर चुका है और चल रहा है) 
उपदेश लेकर चलना शुरू करे, लेकिन यह कार्रवाई 
जब दुरुस्त बनेगी, जबकि चलने वाले के मन में सच्चा 
प्रेम कुल्ल-मालिक के दर्शनों का पैदा होगा और अभ्यास 
करके वह प्रेम दिन २ बढ़ता जावेगा और उसी कदर 
रास्ता भी आसानी के साथ तै होता जावेगा। 


(१९) प्रेम यानी खैंच शक्ति या आपस मे मिलने 
की शक्ति, कुल्ल रचना का जुजे आज़म यानी परम 
तत्त्व है यानी कुल्ल रचना इसी प्रेम से हुई और इसी 
प्रेम के आसरे ठहरी हुई है और इसी तरह कुल्ल 
कार्रवाई इस दुनिया मे, प्रेम यानी शौक और मुहब्बत 
के वसीले से जारी है। 

(२०) जिसको जिस चीज़ या काम का शौक या 
इश्क होता है, वही काम वह करता है और जिसमें 
उसका प्यार है, उसी से मिलता है और सब देहें और 
उन के रूप, इसी प्रेम के सबब से बने हुए और ठहरे 


2 


| १४] तीसराभाग [२२१ | भाग 

हुए हैं, यहाँ तक कि कुल्ल-मालिक आप प्रेम सिंध यानी 
प्रेम का अपार भडार है और जो घारें कि उसके चरनों 
से निकली, वह भी प्रेम स्वरूप है और जो उन धारो से 
मंडल और उनमे रचना पैदा हुई, वह भी प्रेम स्वरूप 
हैं। खुलासा यह कि कुल्ल जीव प्रेम रूप हैं और प्रेम 
ही से कुल्ल कार्रवाई कर रहे है और प्रेम ही के बल से 
अपने निज भडार की तरफ उलट कर जा सकते है। 
इस वास्ते जो कोई कि इस मर देश से न्यारा होकर 
अमर देश में पहुँचना चाहे, वह प्रेम अग लेकर चल 
सकता और अपने प्रेम भडार से मिल सकता है। 


(२१) जिस मजहब और उसके अभ्यास में प्रेम की 
मदद नहीं या उसका जिक्र भी नही, वह सब मजहब 
और अभ्यास थोथे और खाली है। यह प्रेम कुल्ल-मालिक 


राधास्वामी दयाल के चरनो में (जो घट घट में मौजूद 
हैं) आना चाहिये और जाहिर यानी बाहर मे सत 
सतगुरु या साधगुरु के चरनो मे (जो कि कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल के धाम का भेद देकर, जुगल उनसे 
मिलने की बताते हैं और मदद देकर सुरत को पहुँचाते 
है) आना चाहिये, तब रास्ता आसानी और दुरुस्ती से 
ले होगा और जो प्रेम मन में नहीं आया, तो जो कुछ कि 
करनी यानी अभ्यास वगैरा करेगा, वह नेम यानी कर्म 
मे दाखिल होगी, लेकिन खोजी ददी के मन मे फौरन 
महिमा राधास्वामी दयाल और उनके धाम की सुन कर 
चरनों का प्रेम पैदा होगा और इसी तरह जिस किसी 
को सत सतगुरु या साधगुरू मिलेंगे, वे अपनी दया से 
बचन सुना कर उसके मन में प्रेम पैदा कर देंगे और 
सलसग और अभ्यास करके वह प्रेम दिन २ बढ़ता 
| जावेगा और एक दिन धुर धाम मे पहुँचा कर छोड़ेगा। | 


| २२९]. प्रेमपत्रराधास्वामी [ बचन | २२२ | प्रेम पत्र राधास्वामी 

२१ - यह कैफियत जो ऊपर बयान हुई और जो 
ददी खोजी की समझ बूझ का नतीजा है, सिर्फ दुनिया 
और अपनी देह की हालत के मुलाहिजे से मालूम हो 
सकती है यानी खोजी और विचारवान पुरुष देह और 
दुनिया के हालात को गौर से जाँच कर, जो बयान कि 
ऊपर की इक्कीस दफों मे किया गया है, बतौर नतीजे 
के अपनी जाहिरी लहकीकात से निकाल सकता है, 
फिर उसके वास्ते कोई जरूरत या हाजत किसी की 
गवाही या तसदीक की (जेसे पुरानी मज़हबी किताबों 
या महात्माओं के बचन की) नही रहती और इस सबब 
से उस खोजी का यकीन भी पूरा और पक्का होता है 
और जो कि उसके दिल में दर्द है यानी इस दुखदाई 
और मर देश को छोड़ कर, महा सुख के स्थान और 
अमर देश में पहुँचना चाहता है, इस वास्ते उससे 
कार्रवाई अभ्यास की भी, दरजे बदरजे, बहुत दुरुस्त 
बनेगी और निर्विघ्न जारी रहेगी। 


२२ - ऐसे खोजी दर्दी को संत सतगुरु (जो कि 
अंतरजामी हैं) अपनी दया से सयोग बना कर ज़रूर 
मिलते हैं और हर तरह की मदद देकर मेहर और दया 
से उसका पूरा कारज बनाते हैं। 

२३ - असल परमार्थ यही है और सच्ची मुक्ति और 
पूरा उद्धार इसी का नाम है। बाकी जितनी कार्रवाई 
अंतर और बाहर परमार्थ के नाम से लोग करते नजर 
आते हैं, वह भर्म है लेकिन किसी कदर सफाई और 
शुभ कर्म का फल उससे मिलता है यानी कुछ अर्स के 
वास्ते ऊँचे नीचे देश और जोन में सुख प्राप्त हो जाता 
है, पर देही का बधन चाहे सूक्षम होवे या स्थूल और 


न 


| १४] तीसराभाग [२२३ | भाग 


उसके लाज़मी दुख सुख और भाव अभाव यानी जनम 
मरन से छुटकारा किसी सूरत में मुमकिन नही । 


२४ - मजहब या लरीक या पथ नाम रास्ते का है 
और मत और दीन और ईमान नाम उस समझ बूझ का 
है कि जिसका यकीन हासिल करके प्रीत के साथ उस 
रास्ते पर चलना शुरू किया जावे कि जिससे चलने 
वाला परम सुख और हमेशा के कायम रहने वाले स्थान 
मे पहुँच कर अमर आनन्द को प्राप्त होवे और दुख और 
ओछे सुखों से कतई छुटकारा हो जावे और काम 
क्रोध और लोभ मोह और अहंकार और दसो इच्द्रियो के 
जोर शोर के मुकाम से बिल्कुल अलेहदा हो जावे और 
ऐसे स्थान पर पहुँचे कि जहाँ सिवाय सच्चे मालिक के 
प्रेम और दर्शनो के आनन्द और बिलास के और कोई 
दूसरी ख्वाहिश या बर्तावा या किसी किस्म का व्यवहार 
(जो कि दुख सुख का मूल है) कतई नहीं है। 


२५ - अब गौर करो कि मनुष्य के लुभाने और दिल 
बहलाने और उसको मन और इन्द्रियों का रस और 
स्वाद देने के वास्ते, ब्रह्म और माया ने बे-शुमार भोग 
और पदार्थ इस देश मे पैदा किये है और सब जीव 
उन्हीं की चाह और आसा बाँध कर, उम्र भर दिन रात 
मेहनत और मशक्कल करते हैं और फिर भी ऐसे जीव 
बहुत कम हैं कि जिनको सर्व सुख प्राप्त होवें यानी 
कुल्ल इन्द्रियों के भोग उन की चाह के मुवाफिक मिल 
जावे, लेकिन चाहे पूरा सुख मिले या नही, सब जीव 
उसकी आसा में ब-दस्तूर पचते और खपते रहते हैं 
और बा-बजूदे कि अकसर उनके जलन ना-कामयाब 
होते हैं और और तरह से भी दुनिया के हाथ से धक्के 


| २२४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | २२४ | प्रेम पत्र राधास्वामी 


और झटके खाते रहते हैं, फिर भी नई नई चाह और 
आसा उठा कर अपनी कार्रवाई से बाज नही आते, 
चाहे वह आसा पूरी होवे या नहीं। 


२६ - बड़े अफसोस का मुकाम है कि सब जीव 
अपनी मामूली अक्ल और अपनी जाहिरी आँखों से 
देखते और समझते हैं कि बड़े और छोटे आदमी और 
सब सामान इस दुनिया का गुज़रता चला जाता है 
यानी उनका भाव और अभाव (हस्ती और नेस्ती) 
बराबर जारी है और एक दिन आपको भी इस देश और 
उसके सामान और खुद अपनी देह को छोड़ कर जाना 
है, फिर भारी ताज्जुब और अचरज यह होता है कि 
जरा से सफर को जब जाते हैं तो हर तरह का 
बदोबस्त अपने सुख और आराम का करते है और इस 
भारी सफर का कि जहाँ से फिर लोटना नही होगा, 
कोई जलन अपने आराम के वास्ते दुरुस्ती के साथ 
नहीं करते और इस जिन्दगी मे हर एक शख्स अमीर 
और गरीब अनेक लरह के रोग और सोग और क्लेश 
और लकलीफे सहते है और जो जतन कि उनके दूर 
करने का करते हैं, उनमे से अकसर कुछ फायदा नही 
देते यानी उनसे किसी तरह का बचाव दुख और 
तकलीफ का नहीं होता, फिर भी खोज और तलाश 
नहीं करते कि कोई खास जलन ऐसा भी है कि जिससे 
दुक्खो से पूरा पूरा या किसी कदर बचाव और सुखों 
की आशा और तृष्णा का घटाव या बिलकुल दूर हो 
जाना मुमकिन होवे। 


२७ - इन बातों का थोड़ा बहुत इलाज़ और जतन 
और सबब और फायदा हर एक मजहब मे बयान किया 
है, पर न तो कोई उस जलन को विधि पूर्वक करता है | 


| १४] तीसराभाग [२२५ | भाग 


और न उसकी कार्रवाई की विधि अच्छी तरह से जानते 
और न कोई उसका समझाने वाला हर एक मजहब मे 
और हर जगह मिल सकता है, बल्कि जो पेशवा और 
आचार्य अपने वक्‍त के हर एक मजहब मे होते आये हैं, 
वे खुद इन बातों से जैसा चाहिये वैसे वाकिफकार न 
थे ओर न हैं और जो कि यह बाते अक्सर करके इशारे 
में बयान की हैं, इस वास्ते सिवाय अभ्यासियो के आम 
जीव उनको किताबें पढ़ कर दरियाफ्त नहीं कर सक्ते 
और पहिले तो ऐसा हाल है कि वह जतन और जुगत 
कि जो थोड़ा बहुत असर और फायदा दिखलावे उसकी 
विधि किसी मजहब में पाई नहीं जाती, फिर जीवो को 
कहाँ से और कैसे मालूम होगा और दूसरे सब जीव 
आम तौर पर मजहब की तरफ से ऐसे बे-परवाह हैं कि 
न तो किसी के दिल में खोज उन बातों का है और जो 
कोई बलावे तो कोई चित्त देकर सुनना भी नहीं चाहते 
और न उसके फायदे और असर की परख या जाच 
करनी मंजूर है, सिर्फ पुरानी रस्म और चाल और 
सीखो मे जो कि बुजुर्गों के वक्‍त से जारी हैं, बगेर 
सोचने और विचारने उनकी असलियत और कैफियत 
और नफे और नुकसान के जाहिरी तोर पर बर्ताव कर 
रहे हैं और इसी को परमार्थ समझते हैं यानी इन्हीं 
कामो से अपनी मुक्ति या उद्धार की, बाद मरने के, 
आसा बाँध कर बे-फिक्र हो रहे है और इतना गौर और 
ख्याल आम तौर पर किसी को भी नहीं हे कि इस बात 
की जाच करें कि आया उन कामो से जीते जी भी कुछ 
फायदा कि जिससे आइन्दा मुक्ति का सबूत या यकीन 


होवे, होता है कि नहीं । 


| २२६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | २२६ ] प्रेम पत्र राधास्वामी 


२८ - अब समझना चाहिये कि असल में शुरूआत 
मजहबो की किस तरह पर हुई और उनसे क्या मतलब 
और फायदा मजूर था, सो संतों के बचन से जाहिर 
होता है कि दुनिया में सब जीव आम तौर पर मन और 
इस्त्रियो के भोग और सुखों की प्राप्ति के लिए देखा 
देखी और सुना सुनी के मुआफिक जतन करने लगे 
और हर एक मुआमले मे ज्यादा से ज़्यादा आसा और 
तृष्णा बढ़ाते गये कि जिसके सबब से ज्यादा मेहनत 
उनको करनी पड़ी, चाहे वह आसा पूरी हुई या नहीं 
और उसके सबब से दुख सुख भोगते रहे और रोग 
सोग और तकलीफ वगेरा के दूर करने के लिए भी जो 
जलन कि उनको आम तौर पर जीवो की कार्रवाई देख 
कर मालूम हुये, करने लगे, पर जब उन से कुछ 
फायदा न हुआ, तब दुखी रहे और कोई उनकी मदद 
न कर सका और मौल के वक्‍त तो कतई किसी का 
जतन पेश न गया और वह भारी दुख सब को भोगना 
पड़ा और आइन्दा की हालत से सब को बे-खबरी रही 
कि आया दुख मिलेगा या सुख । 


२९ - ऐसी हालत जीवों की देख कर, यानी इन 
तीन किस्म के दुक्खों में जिनका जिक्र ऊपर हुआ, 
उनका कोई सहाई या मददगार न देख कर वक्त-वक्त 
के महात्मा और बुद्धिवानों ने और कहीं कभी परमेश्वर 
या ब्रह्मा ने आप औतार धर कर या अपनी कला भेज 
कर ऐसी समझ सुनाई या जुगत बताई कि जिस से 
इन तीनों किस्म के दुक्खों की हालत में थोड़ा बहुत 
जीवों को सहारा या मदद मिले और यह समझ और 
जुगल हर एक ने अपनी अपनी पहुँच ओर वाकिफकारी 


| १४] तीसराभाग [२२७ | भाग 

और बुद्धि की ताकत के मुवाफिक बताई और किताबों 
में लिखी, लेकिन हर एक समय के लोगों की समझ 
और कहन में थोड़ा बहुत फेर और इरख््तिलाफ होता 
गया और फिर जीवो की समझ के मुवाफिक (जिनकी 
हिदायत के वास्ते वह किताबें बनाई गई) हर वक्त में 
कमी बेशी और इखितलाफ बढ़ता गया कि जिसके 
सबब से हर मज़हब या गिरोह में बहुत से फिरके होते 
गये और असली मतलब कि जो उन किताबों के जारी 
करने का था, दिन दिन गुम और गुप्त होता गया। 


३० - खुलासा यह कि जिस किसी ने जो समझ 
सुनाई या जुगल बलाई, वह सब टटोलवाँ चले यानी 
नतीजे से सबब को दूँढ़ते गये और जिस कदर कि 
उनको बुद्धि की मदद और दुनिया के हाल और 
कुदरत की कार्रवाई को गौर से मुलाहिजा और जाँच 
करने से जो कैफियत मालूम पड़ी, वही उन्होने ज़ाहिर 
की और उसी के मुवाफिक आपने २ देश के जीवों को 
कर्म और धर्म वगेरा की हिदायत की और जब तक कि 
आम जीव नादान और बे-परवाह रहे, उन्होंने उनके 
बचन को दुरुस्ती से माना और उस के मुवाफिक जिस 
कदर बन सका, जाहिरी कार्रवाई की और जब उनमें 
से बाजे बाज़ो की बुद्धि जागी या विद्या पढ़ कर थोड़ी 
बहुत समझ आई और विचार उत्पन्न हुआ तब वे पिछले 
महात्माओ और बुद्धिवानो ओर कलाधारियो के बचनों मे 
डख्तिलाफ और हेर फेर देख कर उनकी जॉच और 
तोल करने लगे और कसरे निकाल कर उनकी कार्रवाई 
मे अदल बदल कर दिया या नई समझ और नई 
कार्रवाई जारी की और इसख्तिलाफ के सबब से हर 
फिरके मे आपस में लडाई और झगड़े होने लगे और 


| २२८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | २२८ ] प्रेम पत्र राधास्वामी 
एक मज़हब वाला दूसरे पर या एक ही मज़हब वाले 
अपने मुख्तलिफ फिरको पर तान और तज करने लगे 
और गलतियाँ और कसरें निकाल कर एक दूसरे को 
झूठा या ओछा बताने लगा और इस तरह से असल 
मतलब गुम हो गया और जाहिरी और दिखावे और 
हिरसा हिरसी की कार्रवाई बढ़ती गई । 


३१ - जो समझौती या मत कि औतारो या कला- 
धारियो ने जारी किये, उनमें धर्म यानी इखलाक की 
बातें और रस्में थोड़ी बहुत एकसाँ थीं, लेकिन जो 
जुगल कि उन्होंने बताई, वह निहायत कठिन और 
खतरनाक थी कि जिसकी कार्रवाई आम तौर पर जीवो 
से ना-मुमकिन मालूम हुई और वह सिर्फ लिखने और 
पढ़ने के वास्ते थी, अमल दरामद उसका आम तौर पर 


जारी नहीं हुआ और बाज़ो ने वह जुगल ऐसे मुअम्मे 
और इशारों में लिखी कि वह आम जीवों की समझ में 
न आई और न उसकी कार्रवाई जारी हुई, सिर्फ 
जाहिरी रस्मो और कार्रवाड्यो में कि जिनमें असली 
मतलब और फायदा बहुत कम था, सब जीव अटक 
गये और उन्हीं की टेके बाँध कर एक दूसरे से जिद्द 
और तकरार करने लगे और दुक्खो के दूर करने या 
उन मे सहायता और मदद की प्राप्ति का ख्याल किसी 
को नहीं रहा और इस सबब से सब जीव अपनी २ 
बुद्धि और समझ के मुवाफिक काम करने लगे और 
नतीजा उसका यह हुआ कि बहुत कम जीव ऊँचे यानी 
सुख स्थान में जैसे स्वर्ग और बैकुण्ठ या बहिश्त या 
और ऊंचे लोको में पहुँचे ओर बाकी कसरत से नीचे के 
लोकौ और नरको वगेरा में यानी चोरासी जूनो मे भरमे 
और कुल्ल और सच्चे मालिक का भेद और पता किसी 


| १४] तीसराभाग [२२९ | भाग 


को नहीं मिला और न उसके प्राप्ति के जतन और 
जुगल की खबर पड़ी। 


३२ - ऐसी हालत जीवों की देख कर कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल ने सतो को जो उनके निज पुत्र या 
खास मुसाहब है, दया करके ससार में भेजा कि पहिले 
सत्तपुरुष का भेद और पता और धाम प्रकट करके (जो 
कि तीन लोक यानी माया के घेर के पार है) जलन और 
अभ्यास उसके प्राप्ति का, अपने घट में सुरत शाब्द 
मार्ग की कमाई करके बताया, लेकिन जो कि पुराने 
मुलफुर्रिक मज़हब और उनकी शाखो का बहुत जोर 
और शोर था, इस सबब से सत मत और उसकी 
जुगती की कार्रवाई बहुत कम जारी हुई और हरचन्द 
उस वकल से जा-ब-जा साधू सलमल के जब लब प्रकट 
होते गये और उन सब ने वही सुरत शाब्द मार्ग का 
उपदेश किया, लेकिन पढ़े लिखे जीव बहुत कम इस 
मत में शामिल हुये और फिर बहुत से जीव जो कि 
विद्यावान और बुद्धिवान न थे और जात पात में भी 
जरा कम दरजे के थे यानी अहकारी और आभिमानी न 
थे, संत मत में शामिल हो गये, लेकिन इनमें से सुरत 
शब्द के अभ्यासी बहुत कम बल्कि थोड़े से खास २ इये 
और बाकी कोई न कोई जाहिरी पूजा या रस्म में 
(मुवाफिक और मतों के जो कि कसरत से रायज थे) 
अटक गये और सिर्फ सतो की बानी और बचन के 
पढ़ने और रस्मी पूजा करने को अपने उद्धार का 
वसीला समझा और बाजे बाचक ज्ञानी हो गये, सो 
इनका हाल भी थोड़ा बहुत मुवाफिक और मतों के 
जीवो के समझना चाहिये यानी सच्चे मालिक के धाम 


| २३०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
मे इन में से सिवाय बाजे खास अभ्यासी ओर प्रेमियों के 
कोई न गया। 

३३ - इसी अर्से में ब-सबब गुम होने असली 
परमार्थ और रूजू होने आम तौर से कुल्ल जीवों के 
दुनिया और उसके भोग बिलास की तरफ और भूलने 
कुल्ल-मालिक और उसके भजन बदगी के, कर्मो का 
भार जीवो के सिर पर ज्यादा से ज्यादा बढ़ता गया 
और नतीजा उसका यह हुआ कि रोग सोग और 
निर्धनता और कलह और क्लेश और आपस मे लडाई 
और झगड़े बहुत बढ़ते गये और उम्रे भी जीवों की कम 
हो गई और जमीन की पैदावार और कार्रवाई और 
आमदनी हर एक पेशे की बहुत घट गई और अनेक 
तरह की चिन्ता और फिक्र ज्यादा सताने लगे और 
नकली और रस्मी परमार्थ की जाहिरी कार्रवाई ज्यादा 
होती गई कि जिसमें असली परमार्थ का फायदा बहुत 
कम और मन और इच्द्रियो के भोग और दिखावे की 
कार्रवाई ज्यादा हो गई और इस सबब से जीव कसरत 
से नीचे दरजों मे उतरने लगे, तब ऐसी हालत परेशानी 
और मुसीबत जीवों की देख कर, कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल अति दया करके आप सत रूप धर 
कर प्रकट हुये और निहायत आसान जुगत इस माया 
के देश से निकल कर, निज घर यानी राधास्वामी देश 
में जाने की, प्रकट की और कुल्ल भेद अपना और 
धाम का और हाल रास्ते और उसकी मजिलो का 
बयान फरमाया और आम तोर से जीवो को हेला दिया 
कि जो कोई देह और दुनिया के दुख सुख और जनम 
मरन के चक्कर से बचना चाहे, वह उनकी यानी 
राधास्वामी दयाल की सरन में आवे और जो सहज | 


| १४] तीसराभाग [२३१ | भाग 

जुगल सुरत शाब्द मार्ग की उन्होंने दया करके जारी 
फरमाई, उसका अभ्यास जिस कदर बन सके, ग्राहस्थ 
में रह कर और अपना उद्यम और रोज़गार करते हुये 
नेम से रोजमर्रा करे और चरनों में प्रीत और प्रतीत 
दिन २ बढ़ावे, तो वे अपनी दया से उसका उद्धार 
फरमावेंगे यानी निज घर में पहुँचा कर उसको अमर 
आनन्द बरूशेगे। 

३४ - ओर जो जीव कि कर्म घर्म और पिछली टेको 
की पक्ष धारन करके, राधास्वामी दयाल के बचन को 
नहीं सुनेंगे या नहीं मानेंगे और बे फायदा हुज्जत और 
तकरार उठा कर राधास्वामी मत से विरोध जनावेगे, 
उनको सिवाय एक दफे हाल इस मत का सुनाने के, 
छेड़ने या उन से बहस करने का हुक्म नहीं है और न 
किसी को डराने या लालच दिखाने का हुक्म है, क्योकि 
यह मत प्रेम का हे और जब तक किसी के दिल में 
सच्चा शौक और प्रेम कुल्ल-मालिक के चरनो मे न 
आवेगा, तब तक उससे उस सहज जुगत का अभ्यास 
भी नहीं किया जावेगा, इस वास्ते यह सब जीव काल 
और माया के घेर में रहे आवेगे ओर वहीं बारम्बार ऊँची 
नीची देह धर कर दुख सुख भोगते रहेंगे। 


३५ - जो कोई राधास्वामी दयाल की सरन मे 
आवेगा, उसका बचाव तीन किस्म के दुक्खों से थोड़ा 
बहुत ज़रूर हो जावेगा और यह हालत अपनी अभ्यास 
करके वह थोड़ी बहुत इसी जिन्दगी में देख सकता है 
और उन तीनों किसम के दुक्खो का जिक्र दफा २९ में 
हो चुका है और दूसरी तरह उनको तीन ताप करके भी 
कहा है यानी मानसी दुख और तन का दुख जेसे 
। बीमारी वगैरा और उपाधि का दुख जेसे लड़ाई झगड़ा | 


| २३२]. प्रेमपत्रराधास्वामी [ बचन | २३२] प्रेम पत्र राधास्वामी 


क्लेश वगैरा और चौथा मौत का दुख जोकि सब मे 
भारी है। 

३६ - राधास्वामी मत के उसूल यह हैं :- 

(१) सच्चा कुल्ल-मालिक एक है और उसका धाम 
ऊँचे से ऊँचा है और वहाँ सिवाय प्रेम के और कोई 
दूसरी वस्तु नहीं है यानी माया की मिलौनी कतई नहीं 
है और उस कुल्ल-मालिक का नाम राधास्वामी है और 


यह नाम ध्वन्यात्मक है यानी इसकी धुन घट घट मे हो 
रही है और किसी आदमी का धरा हुआ नही है। 


(२) और उस सच्चे मालिक का तख्त घट घट मे 
मौजूद है और उसके मिलने का रास्ता भी घट में है 
और अपनी किरन यानी धारों के वसीले से सब जगह 
मौजूद है। 

(३) जीव यानी सुरत कुल्ल-मालिक की अस है, 
जेसे सूरज और उसकी किरन या सिध और उसकी 
बूंद | 

(४) कुल्ल-मालिक यानी दयाल देश के नीचे से 
एक धारा श्याम रग निकली जिसका नाम निरंजन और 
काल पुरुष है और मन इसकी अस है। इसी ने संकल्प 
उठा कर और सत्त पुरुष से आज्ञा लेकर नीचे के देश 
में तिरलोकी की रचना करी। 


(५) इसी देश में शुद्ध माया का प्रथम जहूर हुआ 
और निरजन ने इस माया से मिल कर पहिले ब्रह्मांड 
की रचना करी और पुरुष प्रकृति और माया ब्रह्म और 
शिव शक्ति और निरंजन जोल इन्ही दोनो के नाम है जो 
कि उतार के वक्त नीचे के मुकामो पर धरे गये और 


| १४] तीसराभाग [२३३ | भाग 
यही निरंजन कुल्ल मतों का परमेश्वर और ख़ुदा है। 
सत्त पुरुष राधास्वामी का भेद किसी ने नही पाया। 


(६) फिर निरंजन जोत ने नीचे के देश में अपनी 
तीन धारों (यानी ब्रह्मा विष्णु महादेव) के वसीले से, 
देवताओं और मनुष्यों और चारों खान के जीवों की 
रचना करी। इस देश में मलीन माया प्रकट हुई और 
उसकी मिलौनी से सब रचना हुई। इस देश को पिंड 
देश भी कहते हैं। 


(७) इस हिसाब से राधास्वामी मत के मुआफिक 
कुल्ल रचना के तीन बड़े दरजे हुये। पहिला प्रेम यानी 
निर्मल चैतन्य देश, जहाँ सिवाय प्रेम यानी चैतन्य के 
और किसी की मिलोनी नहीं है। दूसरा निर्मल चैतन्य 
और शुद्ध माया देश जहाँ ब्रह्मांडी रचना यानी ब्रह्म 
सृष्टि हुई । तीसरा निर्मल चैतन्य और मलीन माया 
देश, जहाँ पिंड यानी सूक्ष्म और स्थूल रचना हुई। 


(८) मन जो कि निरजन यानी काल पुरुष की 
अस हे, संकल्प विकल्प यानी इच्छा का भडार है और 
इन्द्रियाँ जो कि देह मे बतौर औजार के हैं, उनके 
वसीले से पिंडी मन इस लोक में इच्छानुसार कार्रवाई 
यानी कर्म करता है और यह देह और उसके औजार 
(इन्द्रिया) माया का कारज हैं। 


(९) रोशनी और रोशन किरनियाँ चेलन्य और 
दयाल पुरुष की अस यानी किरनियो का जहूरा है ओर 
अंधेरा ओर श्याम किरनियाँ काल पुरुष और माया का 
ज़हूरा और नमूना हैं। 


| २३४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | २३४ ] प्रेम पत्र राधास्वामी 
(१०) पहिले बड़े दरजे में दयाल पुरुष यानी 
निर्मल चैतन्य का बासा है और दूसरे और तीसरे दरजे 
में काल पुरुष और माया प्रधान हैं यानी इन दो दरजों 
की रचना माया की हह में है। 


(११) माया और उसका कारज हमेशा एक हालत 
में नहीं रहते यानी उसमें तगैयुर और तबद्दुल हमेशा 
जारी रहता है। इस सबब से इसकी हद्द मे सुख और 
दुख व्यापते हैं और भाव और अभाव देहियो का जो कि 
बतौर गिलाफ के सुरत चैतन्य पर इस देश मे चढ़े हुये 
हैं, होता रहता है और गिलाफ या देही माया के मसाले 
यानी पाँच तत्त्व और तीन गुन से बनी है। 


(१२) ब्रह्म और माया देश यानी रचना के दूसरे 
और तीसरे दरजे मे पाप ओर पुन्य का जहूर हुआ और 
इसी देश का नाम कर्म देश है यानी कर्म का जहूर 
इन्हीं दो देशों में हुआ और यही कर्म पुन्य और पाप 
कर्म कहलाये। 


(१३) पुन्य और पाप कर्म की दो किसमें हैं, एक 
असली और दूसरी ज़ाहिरी और रस्मी। 


(१४) असल पुन्य कर्म यह है कि सतो की जुगल 
का अभ्यास करके मन के मुकाम से वृत्ति यानी धारा 
उठ कर ऊचे देश यानी सुरत चैतन्य के निज घर की 
तरफ रूजू होवे। 


(१५) और असली पाप कर्म यह है कि मन के 
मुकाम से वृत्ति यानी धारा उठ कर इच्द्रियो के घाट पर 
आवे और वहाँ से बाहर की रचना यानी भोगो और 
पदार्थो की तरफ रुजू करे। 


| १४] तीसराभाग [२३५ | भाग 

(१६) असली पुन्य कर्म का यह फायदा है कि मन 
और सुरत दिन २ ऊँचे देश की तरफ चढ़ कर निर्मल 
होते जावेंगे और निर्मल आनन्द पाते जावेंगे और 
त्रिकुटी के मुकाम पर मन ठहर जावेगा और सुरत 
उससे न्यारी होकर दयाल देश में पहुँच कर अमर 
आनन्द को प्राप्त होगी और वही जुगत और जीवों को 
बला कर या उसकी कार्रवाई मे मदद देकर उनको भी 
परम आनन्द का प्राप्त कराना, यही काम असली और 
सच्चा परमार्थ है। 


(१७) और असली पाप कर्म का नुकसान यह है 
कि मन और सुरत का रुख़ नीचे और बाहर की तरफ 
रहेगा और उनकी घारे इन्द्रियो द्वारे जड़ पदार्थों की 
तरफ बिखरती रहेंगी और देहियों के साथ दुख सुख 
सहती रहेंगी और जनम मरन का चक्कर नही छूटेगा 
और और जीवों को भी ऐसी कार्रवाई की शिक्षा या 
उसमे मदद देना और असली पुन्य कर्म के करने वालों 
यानी सच्चे परमार्थी जीवों को उनकी कार्रवाई से 
रोकना या उसमे विघ्न डालना, पाप कर्म में दाखिल 


हे 


(१८) रस्मी पुन्य कर्म यह है कि जो सामान 
कुदरती तौर पर या जमाअत के व्यवहार और रस्म के 
मुआफिक या अपनी जाती मेहनत और मशक्कत से 
हासिल हुआ है, उससे औरों को फायदा और सुख 
पहुँचाना, मन बचन और कर्म करके। इसका फायदा 
यह होगा कि इस शख्स को आइन्दा विशेष सुख 
मिलेगा और जो यह कर्म निष्काम बन पड़ेगा तो 
मालिक के चरनों में प्रेम और भक्ति पैदा होगी। 


| २३६ |]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | २३६ | प्रेम पत्र राधास्वामी 

(१९) और जाहिरी पाप कर्म यह है कि औरों के 
सामान पर बद-नीयती के साथ नजर डालना या 
उसको जबरदस्ती छीन लेना या और लरकीब से 
नाहक यानी गैर-वाजिब और ना-मुनासिब तौर से ले 
लेना या उनकी किसी तरह से हक-तल्फी करना और 
नुकसान पहुँचाना या किसी तरह की तकलीफ और 
कष्ट देना, मन बचन और कर्म करके और परमार्थी 
जीवो के साथ उपाधि उठाना और लड़ाई झगड़ा 
करना । 


(२०) असली पुन्य कर्म में प्रवृत्ति (यानी सुरत और 
मन के गगन में चढ़ाने का अभ्यास) बगेर मदद और 
सतसंग सतगुरु के जो धुर धाम के भेदी और बासी हैं, 
कतई मुमकिन नही है और जाहिरी और रस्मी पुन्य 


कर्म भी बगेर सतस सतगुरु के और अभ्यास उनकी 
जुगती के, निष्कामता के साथ बनना बहुत मुशकिल 
बल्कि ना-मुमकिन है। 


(२१) राधास्वामी अथवा सल मत में महिमा और 
जरूरत सतगुरु की जो धुर धाम का भेद बतावें और 
जुगल चढ़ाने और चलाने मन और सुरत की उसकी 
तरफ समझावें बहुत भारी है। बगेर उनके उपदेश और 
दया और मदद के अभ्यास किसी से नही बन सकता 
है और न भेद सच्चे मालिक और उसके धाम और 
रास्ते का मिल सकता है। 


(२२) सत सतगुरु कुल्ल-मालिक का स्वरूप या 
उसके निज और प्यारे पुत्र हैं और जीवों का सच्चा 
और पूरा उद्धार जब कभी होगा, उन्हीं के वसीले से 
होवेगा और उन्ही की यह ताकत है कि जीवों को चारों 


| १४] तीसराभाग [२३७ | भाग 


खान में से निकाल कर पहले नर देही में और फिर 
सतसंग और अभ्यास कराके ऊँचे लोको मे और फिर 
निज धाम में पहुँचावें । 


(२३) संत सतगुरु कुल्ल जीवों के सच्चे हितकारी 
हैं और रक्षक और बदी-छोड़ है और वे ही जीवों को 
सच्चे और कुल्ल-मालिक से मिला सकते हैं और उसी 
स्वरूप मे यानी सत सतगुरु रूप में सच्चा और 
कुल्ल-मालिक जब जब मौज होती है, औतार धारन 
करता है। 


(२४) जो किसी को संत सतगुरु न मिलें पर 
साध गुरू से मेला हो जावे तो वह भी उसके उद्धार में 
पूरी मदद दे सकते हैं। और साध गुरू उनको कहते हैं 
कि जो सत सतगुरु या कुल्ल-मालिक से जब वह 
औतार धारन करे, मिल कर और उनकी दया से 
अभ्यास करके आधा रास्ता तै कर चुके हैं यानी 
पार-ब्रह्म पद में पहुँचे हैं और निज धाम में पहुँचनहार 
हैं यानी संत सतगुरु गति को प्राप्त होने वाले हैं। 

(२५) जो इन दोनों में से किसी से मेला न होवे, 
लेकिन इनका कोई सच्चा प्रेमी सलसगी मिल जावे तो 
उससे भेद और जुगल लेकर खोजी और ददी परमार्थी 
अभ्यास शुरू कर सकता है, लेकिन कारज उसका सत 
सलगुरु ही बनावेंगे यानी सबेर अबेर उसको ज़रूर 
दर्शन देकर दया फरमावेगे। 

(२६) हर एक जीव में चाहे औरत होवे या मर्द तीन 
शक्ति मौजूद हैं, पहिली देह और इन्द्रियो की शक्ति, 
दूसरी मन और विद्या बुद्धि की शक्ति, तीसरी सुरत 
| यानी रूह की शक्ति । बगैर मथन यानी अभ्यास और | 


| २३८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | २३८ ] प्रेम पत्र राधास्वामी 

मश्क के इनमें से कोई शक्ति नहीं जाग सक्ती है। 
पहली और दूसरी शक्ति के जगाने से ससारी फायदे 
जैसे धन और नामवरी और हुकूमत और इन्द्रियों के 
भोग वगेरा हासिल हो सकते हैं और तीसरी यानी रूह 
की शक्ति के जगाने से जीव को परमार्थी लाभ प्राप्त हो 
सकता है यानी उसके मन और सुरत घट में चढ़ कर 
ऊँचे लोको में और फिर वहाँ से कुल्ल-मालिक के धाम 
में पहुँच कर परम और अमर आनन्द को प्राप्त हो 
सकते हैं। सब जीवों पर फर्ज है कि अपने जीव के 
कल्याण के वास्ते थोड़ी बहुत कोशिश, वास्ते जगाने 
रूह की शक्ति के, जरूर करे और यह काम सतगुरु से 
मिल कर और उनकी जुगती की कमाई करके बन 
सकता है। 


(२७) मुक्ति यानी सच्चे उद्धार की जरूरत सब 
जीवों को है और राधास्वामी मत में सच्ची मुक्ति या 
उद्धार से यह मतलब है कि जीव सुरत शब्द का 
अभ्यास करके माया के घेर से निकल कर निर्मल 
चैतन्य देश यानी कुल्ल-मालिक के धाम में पहुँच कर, 
अपने सच्चे मालिक और माता पिता का दर्शन पावे 
और जो कि वही धाम परम आनन्द का भडार है और 
अमर अजर है और वहाँ किसी तरह का कष्ट और 
क्लेश और जनम मरन का दुख नही है, तो सुरत भी 
वहाँ पहुँच कर अजर अमर हो जाती है और परम 
आनद को जो सदा एक रस रहता है, प्राप्त होती है। 
इसी को सच्ची मुक्ति और पूरा उद्धार कहते हैं। 


(२८) जो कोई ऐसी मुक्ति और उद्धार के हासिल 
करने के वास्ते जो जतन कि सतों ने बताया है, नही 


| १४] तीसराभाग [२३९ | भाग 


करेगा, वह माया के देश में ऊंच नीच देही धारन 
करके, हमेशा दुख सुख भोगता रहेगा और जनम मरन 
का चक्कर उसका नहीं छूटेगा। खुलासा यह कि 
बारम्बार अपनी बासना और कर्म अनुसार ऊंच नीच 
देश और जून में देह धारन करके दुख सुख भोगला 
रहेगा । 


(२९) जो कि कुल्ल-मालिक प्रेम का भडार है और 
सब जीव भी जो कि उसकी अंस हैं, प्रेम स्वरूप हैं, 
और कुल्ल कार्रवाई रचना मे प्रेम से ही हो रही है, इस 
वास्ते जो कोई अपनी रूहानी शक्ति को जगाना चाहे, 
उसको चाहिये कि प्रेम अग लेकर अभ्यास करे और 
उस प्रेम को दिन दिन सत सतगुरु और कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल के चरनों में बढ़ाता जावे। इस 


तरक्की के साथ उस के मन और सुरत की चढ़ाई की 
भी तरक्की होती जावेगी और एक दिन पूरन प्रेम 
हासिल करक प्रेम भडार में पहुँच जावेगा। बगैर सच्चे 
प्रेम यानी शोक के राधास्वामी मत में सुरत शाब्द 
अभ्यास की कमाई मुमकिन नहीं है। 


३७ - जो कोई कि राधास्वामी मत मे शामिल हुआ 
उसी को बड भागी समझना चाहिये, क्योंकि उसी का 
एक दो या तीन जनम मे सच्चा उद्धार हो जावेगा और 
जितने कि परमार्थी प्रश्‍न और सन्देह जीवों के दिल में 
निसबल कुल्ल-मालिक और उसकी कुदरत और जीव 
और माया और रचना वगेरा के पैदा होते हैं, उन सब 
का जवाब जिससे शान्ति हो जावे, सिर्फ राधास्वामी 
मत में मिल सकता है, और किसी मत में बहुत से भारी 
सवालों के जवाब नही है और इसी सबब से लोगो को 


4 


| २४०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


पूरा यकीन उस मल का नहीं होता है और न उसकी 
जुगती या अभ्यास की कमाई हो सकती है और न 
सच्ची शान्ति हासिल हो सकती है। अब जीवों को 
इख््तियार है कि अपने असली नफे या नुकसान का 
ख्याल करके, चाहे सतो के बचन को माने या नही और 
मालूम होवे कि यह मत कुल्ल-मालिक का है और इसमें 
सब जीव सर्व देशो और मतों के जिनके मन में सच्चा 
खोज सच्चे मालिक का है, शामिल होकर उसकी 
सहज जुगती का अभ्यास बगैर छोड़ने घरबार या 
रोजगार के आसानी से करके अपने जीव का कल्याण 
कर सकते हैं यानी सच्ची मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। 


३८ - जो कि यह बचन तूल तवील यानी बहुत 
लबा है, इस वास्ते इसका खुलासा नीचे लिखा जाता 


हे। 


(१) देह और दुनिया और उसके भोग और जितने 
पदार्थ और सामान हैं, सब नाशमान और जड़ हैं और 
इस वास्ते असत्य हैं। 


(२) इस रचना में सत्त और चैतन्य और आनन्द 
स्वरूप सुरत मालूम होती है कि जिसके सबब से देह 
हर एक जानदार की चैतन्य हो रही है और यहाँ जड़, 
पदार्थ यानी भोगों से थोड़ा बहुत रस मिलता है यानी 
कुल्ल देहियाँ, चाहे चेतन्य हैं या जड़ सुरत के सबब से 
जो कि उन में प्रकट या गुप्त मौजूद हैं, सत्त नज़र 
आती हैं यानी ठहरी हुई है और जब उसका वियोग 
होता है तो उसी वक्त या थोडे अर्स मे उन देहियो का 
अभाव हो जाता है। इस वास्ते इस लोक में सुरत 
चैतन्य ही सत्य है, और बाकी सब पसारा असत्य है। 


2 


| १४] तीसराभाग [२४१ | भाग 

(३) जो कि सुरते मुवाफिक देहियों के अनेक हैं 
और देह में आती हैं और उसको छोड़ कर चली जाती 
है, तो जरूर हुआ कि इसका कोई खास मंडल या 
भडार है और वही महा सत्य और महा चैतन्य और महा 
आनन्द स्वरूप है। 

(४) देही पाँच तत्त्व और तीन गुन का (जो कि 
माया का मसाला है) कारज है और यह सब जड़ हैं 
और सुरत की चैतन्यता से चैतन्य होते हैं। 

(५) इन तत्त्वो का भी अलेहदा अलेहदा मडल 
मौजूद है और स्थूल तत्त्वों का मडल जुदा २ नज़र 
आता है। 


(६) ऊंचे देश की रचना लतीफ और सूक्ष्म नजर 
आती है, फिर वहाँ तत्त्व भी सूक्ष्म होंगे और उनके 


मंडल भी ब-दस्लूर सूक्ष्म होंगे। 

(७) यहाँ देखने में आता है कि सुरत की बैठक 
पाँच तत्त्व और तीन गुन और इन्द्रियो और मन के परे 
है, इस वास्ते सुरत का मडल यानी भडार इन सब, 
बल्कि सुरत के मुकाम के परे, ऊचे से ऊचे मुकाम में 
होना चाहिये। सबूत इसका यह है कि इस रचना में 
एक सूरज मडल के ऊपर दूसरा सूरज मडल और 
दूसरे पर तीसरा और फिर चोथा और पाँचवाँ सब का 
अखीर है और वहीं से आदि धार प्रकट होकर इन सब 
मंडलों की रचना करती चली आई हे, फिर वही अखीर 
मुकाम सुरत चैतन्य का निज भडार है ओर वही कुल्ल- 
मालिक का धाम है और बीच के मडल एक का एक 
भडार और मददगार और मालिक है। 


| २४९]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | २४२ ] प्रेम पत्र राधास्वामी 


(८) जाहिर है कि असत्य यानी नाशमान और जड़ 
पदार्थो में दिल लगाने और बधन पैदा करने से जब 
जब उनकी हालत बदलती हे और अभाव हो जाता है, 
तब दुख पैदा हो जाता है और जब यह देह (जो सुरत 
के बेठने और चद रोज रहने का इस लोक मे मकान 
है) जरजरी हो जावेगी या काबिल रहने के नही रहेगी, 
तब इसके छोड़ने के वक्‍त महा दुख होगा। 


(९) इस वास्ते अक्लमद और विचारवान आदमी 
को चाहिये कि जड़ और नाशमान यानी असत्य रचना 
में ज़रूरत और कार्रवाई के मुवाफिक दिल लगावे और 
बधन पैदा न करे | 


(१०) लेकिन जिस कदर मुमकिन होवे, सत्य से 
प्रीत करे और उसकी प्राप्ति का जतन, मुनासिब, इस 
जिंदगी में थोड़ा बहुत कर लेवे, ताकि इस असत्य 
रचना के छोड़ने के वक्‍त तकलीफ न होवे और महा 
सत्य से मिल कर अमर आनन्द को प्राप्त हो जावे। 


(११) जो कि कुल्ल रचना धारों की है और यह 
सुरत चैतन्य उस महा सत्य यानी कुल्ल-मालिक की 
एक धार या किरन है (और इसी के सबब से इस लोक 
में रचना होती है और ठहरी हुई है) तो मुनासिब है कि 
इसी सत्य और चैतन्य धार को पकड़ के इसके निज 
भडार में पहुँचना चाहिये। 


(१२) यह चैतन्य सुरत की धार घट में गुप्त जारी 
है, पर नजर नहीं आती, लेकिन शाब्द यानी आवाज 
इसका जहूरा और निशान है, इस वास्ते शब्द की धुन 
को पकड़ के चलने से इस धार का उसके भडार की 
तरफ उलटाना मुमकिन है। 


2 


| १४] तीसराभाग [?«३ | भाग 

(१३) जो धुन को पकड़ के यानी आवाज़ को 
सुनता हुआ चलेगा, वह जहाँ से वह आवाज़ आती है, 
वहाँ पहुँच जावेगा, चाहे रास्ते मे उसके अंधेरा है या 
उजेला | 

(१४) अब आदि शब्द यानी आदि धार का, और 
भी रास्ते और मंजिलों का जहाँ २ से शब्द प्रकट हुआ 
है यानी धार जारी हुई है, भेद मिलना चाहिये, ताकि 
खोजी ददी मुकाम २ की धुन को पकड़ के रास्ता तय 
करे और आहिस्ता २ एक दिन घुर धाम में जहाँ से कि 
आदि धार प्रकट हुई, पहुँच कर महा सत्य और अमर 
आनन्द को प्राप्त होवे। 


(१५) यह भेद और हाल रास्ते और मंजिलों का 
(जो कि हर एक के घट में मौजूद है) शब्द भेदी और 


शब्द अभ्यासी से मिलेगा। उससे पूरी हिदायत और 
मदद लेकर कुल्ल-मालिक के चरनो में (जो कि महा 
सत्य, महा चैतन्य और महा आनन्द स्वरूप है) अपने 
मन में प्रेम पेदा करके चलना चाहिये, क्योंकि प्रेम से 
कुल्ल रचना की कार्रवाई हुई है और जारी है और सब 
काम प्रेम से हो रहे हैं, इस वास्ते बगेर प्रेम के यह 
रास्ता तै होना मुमकिन नहीं है। 


(१६) यह भेद और हाल मजिल और रास्ते का 
और जुगल पैदा करने और बढ़ाने प्रेम की, उस महा 
सत्य और महा चैतन्य और महा आनन्द स्वरूप के 
चरनो मे जिस को कुल्ल और सच्चे मालिक राधास्वामी 
दयाल कहते हैं, राधास्वामी मत की बानी और बचन 
और उनकी सगल से मालूम हो सकता है, और किसी 
मल में जो इस वक्‍त जारी हैं, इस भेद और जुगल 


| २४४]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


वगेरा २ का साफ २ और ऐसे कायदे और आसानी के 
साथ कि जिस की कार्रवाई हर कोई कर सके, जिक्र 
भी नही है। 


(१७) राधास्वामी मत में सच्चे मालिक की कुदरत 
का भेद है यानी जिस तरह कि सुरत, रूह की धार का 
धुर मुकाम से उतार हुआ है, उसी कायदे ओर रास्ते से 
उसके उलटाव और चढ़ाव का अभ्यास राधास्वामी मत 
कहलाता है, इस मत में कोई बाल या कोई तरीका 
मनुष्य का बनाया हुआ या विद्या बुद्धि से निकाला हुआ 
नहीं है और जोकि सिवाय सुरत चैतन्य की धार के 
उलटाने के और कोई रास्ता या तरीका सुरत के निज 
घर मे पहुँचने का नहीं है, इस वास्ते सुरत चैतन्य की 
धार यानी शाब्द की धुन को पकड़ के यानी सुनते हुये 
चलना, यही सच्चा और पूरा रास्ता है। इसके सिवाय 
जितने रास्ते अंतर में चलने के हैं, वह सब खतरनाक 
और कठिन और ओछे यानी माया की हह मे खलम होने 
वाले हैं। इस वास्ते उनसे सच्चा और पूरा उद्धार 
मुमकिन नहीं है। 


३९ - और मालूम होवे कि जो मतलब और फायदा 
परमाथी कार्रवाई से मज़ूर है, वह भी इस वक्त मे सिर्फ 
उस जुगत यानी सुरत शब्द की कमाई से जो 
राधास्वामी मत में जारी है, हासिल होना मुमकिन है 
यानी ससारी ख्वाहिशो और लरगों का पूरा होना या दूर 
हो जाना और मन और देही के सुक्खों में होशियारी 
और सम्हाल का रहना और उनके दुक्खों में रिआयत 
और बचाव और मौत के महा दुक्ख के वक्‍त सहायता 
और बजाय तकलीफ के आनन्द की प्राप्ति राधास्वामी 


व 


| १४] तीसराभाग [२४५ | भाग 


मत के अभ्यासी को हासिल हो सकती है और जहूर 
इस कैफियत का कुछ अर्स के अभ्यास के बाद अभ्यासी 
आप देख सकता है और वही कैफियत दिन दिन बढ़ती 
जावेगी और एक दिन कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल 
की दया से पूरी २ हालत (जिस का जिक्र ऊपर हुआ) 
पैदा होनी मुमकिन है। 


बचन १५ 


परमार्थियो को तीन कायदो पर ख्याल 
रखने से अभ्यास में विघ्न कम वाके होगे 
और परमार्थ की तरक्की दिन २ होती जावेगी । 


१ - जो लोग कि राधास्वामी मत में शामिल हैं और 
सच्ची चाह अपने जीव के सच्चे उद्धार और सच्चे 
मालिक के दर्शनो की, उसके निज धाम मे पहुँच कर, 
रखते हैं, उनको मुनासिब है कि वास्ते तरक्की अपने 
अभ्यास के और दुरुस्ती चाल चलन परमार्थी और भी 
ससारी व्यवहार के, नीचे के लिखे हुये कायदो के 
मुवाफिक जिस कदर बन सके, कार्रवाई करते रहे ओर 
जो वे इन कायदों को अच्छी तरह समझ कर उन 
पर नजर रवरवेगो तो उम्मेद है कि उनको अपनी कसररें 
और भूल चूक मालूम हो जावेंगी और फिर उनकी 
सम्हाल का जतन भी वे दुरुस्ती से कर सकगे। 

२ - और वह कायदे यह हैं :- 

पहिला - जो कि सुरत ऊंचे मुकाम यानी 
राधास्वामी दयाल के चरनों से उतर कर पिंड मे आखो 


4 


| रथ]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | २४६ ] प्रेम पत्र राधास्वामी 

के मुकाम पर ठहरी है और वहीं बैठ कर इन्द्रियों के 
द्वारे कार्रवाई देह और दुनिया की कर रही है, सो 
इसको राधास्वामी मत की जुगत के मुवाफिक अपने 
निज घर की तरफ उल्टाना। 


दूसरा - गुरु स्वरूप या मुकामी स्वरूप का ध्यान 
करके मन और सुरत को ऊचे देश मे चलाना और 
ठहराना। 


तीसरा - परमार्थ और स्वार्थ मे जीवो के साथ इस 
तरह बरताव करना जैसा कि यह शख्स अपने साथ 
औरों से बर्ताव चाहता है। 


३ - इन कायदो के मुवाफिक बर्ताव मे जो विघ्न या 
दिक्कत वाकै होती है, उनका थोडा सा जिक्र और 
हटाने का जतन आगे लिखा जाता है। उसका ख्याल 
हर एक सच्चे परमाथी को जिस कदर बन सके, रखना 
और उस जलन को काम में लाना मुनासिब है, क्योकि 
जो इस कदर अहतियात और होशियारी नहीं की 
जावेगी, तो उन कायदों के मुवाफिक बर्ताव कम बनेगा 
और इस सबब से परमार्थी तरक्की मे भी किसी कदर 
कसर पडेगी | 


४ - पहले कायदे के मुवाफिक बर्ताव करने मे यानी 
सुरत और मन की चढ़ाई में ससारी चाहें और तरगों 
और इच्द्रियाँ विघ्न डालती हैं यानी यह सुरत की धार 
को सिमटने और ऊपर की तरफ को चढ़ने से रोकती 
हैं, क्योकि जब धार का रुख इन्द्रियों के द्वारे बाहर 
पदार्थो में या देह में नीचे की तरफ हुआ, तब उसका 
मुख ऊपर की तरफ मोड़ना और चढ़ाना मुशकिल 
| होगा, इस वास्ते अभ्यासी को मुनासिब है कि आम तौर | 


| १५] तीसराभाग [२«७ | भाग 

पर ज़रूरत के मुवाफिक बाहरमुख कामों और पदार्थो 
मे बर्ताव करे और खास तोर पर वक्त अभ्यास के मन 
और इन्द्रियो को रोक कर और सुरत की धार को 
समेट कर, अपने अन्तर मे ऊँचे की तरफ आहिस्ता 
आहिस्ता चलाने की आदत करे। जो इस तौर पर 
कार्रवाई की जावेगी, तो थोड़ा बहुत रस और आनन्द 
सिमटाव और चढ़ाई का मिलेगा और फिर इसी तरह 
कार्रवाई जारी रखने और उसको अहिस्ता २ बढ़ाने से 
ज्यादा रस मिलेगा और देह और दुनिया की तरफ से 
किसी कदर हटाव होता जावेगा। 


५ - और जो इस कार्रवाई मे मन और इन्द्रियाँ 
ससारी तरंगे उठा कर खलल डालेगी तो इकसाँ रस 
नहीं मिलेगा यानी अभ्यास में कभी आनन्द और कभी 


रूखा फीकापन रहेगा और उसी कदर सुरत की चाल 
भी निज घर की तरफ सुस्त रहेगी । 

६ - जो कोई अपने मन और इन्द्रियो की हर वक्‍त 
निगहबानी और चौकीदारी करता रहेगा और फिजूल 
लरगो और ख्वाहिशों को उठने से रोकता रहेगा, तो वह 
अभ्यास के समय भी उनकी थोड़ी बहुत सम्हाल कर 
सकेगा, नही तो अभ्यास के वक्‍त अनेक तरह के ख्याल 
और गुनावन पैदा होंगे और अभ्यासी को उनकी खबर 
भी नहीं होगी यानी मन उसका बजाय भजन और ध्यान 
के अनेक ख्यालों में बहता रहेगा, इस वास्ते मुनासिब 
और लाजिम है कि जिस कदर बन सके, अभ्यास के 
वक्‍त मन और इन्द्रियो की रोक और सम्हाल जरूर की 
जावे ताकि थोड़ा बहुत रस भजन और ध्यान का 


| २४८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ४८ ] प्रेम पत्र राधास्वामी 


मिलता रहे और फिर उस में आहिस्ता आहिस्ता तरक्की 
भी होती जावे। 


७ - दूसरे कायदे के बर्ताव मै इस कदर अहतियाल 
चाहिये कि वक्‍त ध्यान और भजन के पहले स्वरूप का 
ख्याल करके उसको अपने सनमुख रक्खे तो मन और 
इन्द्रिय जो कि स्वरूप में लगने की आदत रखते हैं, 
किसी कदर निश्चल होकर स्थान पर ठहरेंगे या शब्द 
मे लग जावेगे और उस वक्त दूसरी सूरतों का ख्याल 
कम आवेगा और शब्द भी साफ सुनाई देगा और जो 
स्वरूप को संग नहीं लिया जावेगा तो अपने स्वभाव के 
मुवाफिक मन और इन्द्रिय अनेक ख्याल यानी गुनावन 
में अकसर चंचल रहेंगे। 

८ - जब कि ध्यान के वक्त थोड़ा बहुत स्वरूप 
नजर आ जावेगा या भजन के वक्त शब्द साफ सुनाई 
देगा तो मन और सुरत उसमें बे-तकल्लुफ लग जावेगे 
और दूसरा ख्याल नही उठावेगे, लेकिन जिस वक्त कि 
गुनावन का जोर होगा, उस वक्त स्वरूप को थोड़ा 
ज़ोर देकर ख्याल से सनमुख रखने में गुनावन हट 
जावेगी और जो गुनावन कम न होवे तो किसी शब्द के 
प्रेम की भरी हुई कड़ियों के स्वरूप के सन्मुख गाने या 
बतौर आरती के पाठ करने से बहुत फायदा होगा। 


९ - गुरु स्वरूप के ध्यान की और उस को 
सनमुख रखने की महिमा इस सबब से ज्यादा है कि 
उसका ख्याल करते ही मन ओर इन्द्रिय परमार्थी यानी 
प्रेम के घाट पर आ जावेंगे और तब भजन और ध्यान 
का रस ज़्यादा मिलेगा और गुनावन बहुत कम पैदा 
होगी, लेकिन यह बात जब दुरुस्त बनेगी जब कि 


2 


वश 


| १५] तीसराभाग [२»९ | भाग 


अभ्यासी को गुरु स्वरूप मे गहरा परमार्थी भाव और 
प्यार होगा । इसी सबब से राधास्वामी दयाल ने अपनी 
बानी और बचन में गुरु भक्ति पर ज्यादा जोर दिया है 
यानी प्रथम गुरु चरनन मे प्रेम पेदा करने के वास्ते जोर 
देकर हिदायत की है। 


१० - मालूम होवे कि बगेर तीव्र बैराग के ससार 
और भोगो की तरफ से और बगैर गहरे प्रेम और 
अनुराग के, राधास्वामी दयाल के चरनो में मन और 
सुरत, शब्द में जेसा कि चाहिये, नही लग सकते और 
वक्‍त भजन के गुनावन और तरंगे बहुत उठती रहेगी, 
लेकिन जो अभ्यासी को गुरु स्वरूप में भाव और प्यार 
है तो उसको अगुवा यानी ख्याल से सन्मुख रखने से 
मन किसी कदर निश्चल हो सकता है, क्योकि साकार 
स्वरूप में प्यार करने की उसको आदत है और गुरू 
स्वरूप के सन्मुख होने पर उसके मन और इन्द्रिय, 
दर्शन और बचन मे लग कर फौरन परमार्थी घाट पर 
आ जाते हैं और ससारी खयाल हट जाते हैं और दूसरा 
फायदा यह है कि गुरु स्वरूप को सग लेने में अभ्यासी 
को मिस्ल मुकामी स्वरूप के स्थान २ पर उसको 
बदलने की जरूरत न होगी यानी वही गुरु स्वरूप 
उसको सत्तलोक तक (जहाँ तक कि साकार रचना है) 
दरजे बदरजे सूक्ष्म होता हुआ पहुँचा देगा ओर अभ्यासी 
का भी स्वरूप इसी तरह बदलला जावेगा। 

११ - जो कोई मुकामी स्वरूप के आसरे चलेगा तो 
भी यही फायदा हासिल हो सकता है, बशर्ते कि वह 
स्थान २ पर थोड़ा बहुत प्रकट होता जावे और जो 
प्रकट होने में कुछ देरी हुई या कसर रही, तो उस रूप 
में ख्याल से ध्यान करने में वैसा प्यार नही आवेगा, 


4 


| २५०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | २५० ] प्रेम पत्र राधास्वामी 

जेसा कि गुरु स्वरूप मे आ सकता है और इस सबब 
से गुनावन यानी मन की चचलता जल्दी कम या दूर न 
होवेगी और रस भी कम आवेगा। अब अभ्यासी को 
चाहिये कि अपने शोक और हालत को परख कर, जिस 
तरह उसको फायदा ज़्यादा मालूम पड़े, उसी तरह 
अपने ध्यान की सम्हाल करे, क्योकि बगेर ध्यान के मन 
और सुरत का सिमटाव जेसा कि चाहिये, जल्दी न 
होवेगा। अलबत्ता जिस किसी को शाब्द खुल जावे, 
उसको इस कदर जरूरत ध्यान पर जोर देने की नहीं 
होगी, लेकिन ऐसा हाल कुल्ल अभ्यासियों का नही हो 
सकता । किसी बिरले उत्तम अधिकारी की ऐसी हालत 
होवेगी, इस वास्ते कुल्ल अभ्यासियो को अव्वल ध्यान 
पर ज्यादा जोर देना मुनासिब और जरूर है। 


१२ - मालूम होवे कि गुरु स्वरूप का दर्शन ऊँचे के 
मुकाम पर खिच कर होता है और मुवाफिक और 
दुनिया की सूरतों के जब ख्याल करो उस वक्त यह 
स्वरूप प्रकट नहीं हो सकला । यह स्वरूप अंतरजामी 
पुरुष आप दया करके, अपने भक्त की प्रीत ओर प्रतीत 
बढ़ाने के वास्ते धारन करता है और ऊंचे देश में प्रकट 
होकर दर्शन देता है। इसी सबब से अकसर इस 
स्वरूप का दर्शन स्वप्नावस्था मे जबकि मन और सुरत 
का ज्यादा खिंचाव हो जाता हे, होता है और अभ्यास के 
वक्त कभी २ ऐसी दया होती है। इस वास्ते अभ्यासी 
को जब कभी गुरु स्वरूप का दर्शन अभ्यास के वक्त 
या स्वप्न अवस्था में होवे, तो उसको खास दया 
मालिक की समझना चाहिये और उसी स्वरूप को चित्त 
मे धारन करके अभ्यास के वक्‍त उस का ध्यान करना 
चाहिये। 


| १५] तीसराभाग [२५१ | भाग 
१३ - तीसरे कायदे के मुवाफिक बर्ताव करने से 
अभ्यासी प्रेमी को, उसकी परमार्थी कार्रवाई और ससारी 
व्यवहार में बहुत फायदा हासिल होवेगा यानी उसके 
हाथ से किसी को किसी किस्म की तकलीफ या दुख 
नहीं पहुँचेगा और जो कि परमार्थियो को हिदायत है कि 
जहाँ तक बन सके या मुनासिब होवे, परमार्थी जीवों के 
साथ दीनता और प्यार और दया भाव के साथ बर्ताव 
करें और आम जीवो के साथ दया भाव रवरवै, तो इस 
तरह बर्ताव करने से सब की प्रसन्नता हासिल होगी 
और मालिक भी प्रसन्न होकर भक्ति और प्रेम की 
बर्शायश करेगा और दिन २ हालत बदलती जावेगी 
और झगड़े रगड़े और ईर्षा और विरोध वगैरा परमार्थी 
की कार्रवाई में विघ्न नहीं डालेंगे और हिरदा उस का 
दिन २ शुद्ध ओर कोमल होता जावेगा ओर मालिक के 

-चरनो के प्रेम से भरता जावेगा। 


१४ - जो परमार्थी का थोड़ा धन का नुकसान भी 
हो जावे और झगड़ा रगडा विरोध हट जावे तो ऐसे 
नुकसान की बरदाश्त करना मुनासिब है और सरबत 
सुस्त और तान के बचन को सहना और क्षमा कर के 
एवज न लेने मे परमार्थी का ज्यादा फायदा है, ब-निस्बल 
इसके कि ओछे और क्रोधी आदमियों से मुकाबिला 
करना और तकरार बढ़ाना । खुलासा यह कि परमार्थी 
को इस बाल की अहतियात जरूर चाहिये कि जिसमें 
उसका मन ससारी मुआमलों के सबब से चिन्ता मे न 
पड़े और गदला और मैला न होवे और भजन में इस 
किस्म के ख्याल विघ्न न डाले, नहीं तो उसके रस 
और आनन्द में भी फर्क पड़ेगा और यह हर्जा ब-निस्बल 
और छोटे नुकसान या जरा सी मन की तकलीफ के | 


| २५२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | २५२ ] प्रेम पत्र राधास्वामी 

बहुत भारी है और उसका बचाव हर हालत में जहाँ तक 
मुमकिन होवे और मुनासिब मालूम पड़े, ज़रूर करना 
-चाहिये। 


बचन १६ 


सतसगियो को मौज और रजा पर कायम 
होना चाहिये और दुख सुख की हालत में 
भरोसा दया का रख कर परमार्थ में ढीले 
और रूखे फीके होना नही चाहिये। 


१ - कुल्ल मतों में जो संसार में जारी हैं और 
राधास्वामी मत में खास कर, हुकुम है कि जहाँ तक 


मुमकिन होवे सच्चे परमार्थी को मुनासिब और लाज़िम 
है कि अपने प्रीतम कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल की 
मौज के साथ हर काम में मुआफिकत करे यानी जो वे 
अपनी मौज से करें, चाहे उस में सुख होवे या दुख, 
उस को मज़ूर और कबूल करे और सुख के वक्‍त मन 
में फूले नही और अपने मालिक को भूल न जाय और 
दुख के वक्त दुख का रूप न बन जावे और अपने 
मालिक से नाराज़ या रूरखा फीका न हो जावे। दोनों 
हालत में ऐसी समझ कायम रक्खे कि जो कुछ होता है, 
वह मालिक की मौज से होता है और उसमें मसलहत 
और फायदा हे, क्योकि जब मालिक को अपना सच्चा 
पिता और हितकारी और सर्व समर्थ माना लब बगेर 
उनकी मौज के कुछ नही हो सकता और जो मौज कि 
वे करेंगे, वह अपने बालक के वास्ते जरूर फायदेमंद 


_ 2 


| १६] तीसराभाग [२५३ | भाग 


होगी, चाहे उसका नतीजा जल्द मालूम पड़े या देर से 
और उसमे पहिले परमार्थी फायदे पर नजर होगी और 
दूसरे दुनिया के फायदे पर। 


२ - जिस किसी से कि मौज के साथ मुआफिकत 
बिल्कुल नही की जा सकती है, तो जानना चाहिये कि 
वह शख्स निपट दुनियादार और कमी है और उस का 
मन आपने तन और इन्द्रियो में, और भी कुटुम्ब परिवार 
और दुनिया के सामान और भोग बिलास में, बॅंधा और 
फंसा हुआ है और जब किसी तरह का हर्ज या 
तकलीफ या नुकसान इन में होता नज़र आता है, तब 
फौरन बे-कली और घबराहट के साथ (उसकी बरदाश्त 
न करके) पुकारने लगता है और निहायत रज मान कर 
और दुखी होकर उस का चित्त बिगड़ जाता है और 
जिस किसी के ताल्लुक का वह काम होवे, उसकी 
शिकायत करता है और भी मालिक से आजुर्दा-खातिर? 
होकर उस की कार्रवाई पर लान और तज के बचन 
कहता है और कितने ही अर्स तक दुखी रह कर आखिर 
को लाचारी के साथ सब्र करता है। 


३ - लेकिन जो कि थोड़े बहुत परमार्थी हैं और 
सच्चे मन से मालिक की भक्ति में शामिल हुए हैं और 
उसकी दया और मेहर हर दम माँगते रहते हैं और जो 
अंतर अभ्यास कि उनको सत अथवा राधास्वामी मत के 
मुआफिक बलाया गया है, उसको भी नेम से करते हैं 
और कुछ २ आनन्द और रस भी अंतर में पाते हैं, पर 
अभी उनके मन में दुनिया और उस के भोगो और 

पदार्थों की कदर और चाह बनी हुई है, तो वे भी मौज 


१ - उदास। 


| २५४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | २५४ ] प्रेम पत्र राधास्वामी 
के साथ जैसा चाहिये मुआफिकत नहीं कर सकेंगे और 
हरचद वक्‍त तकलीफ और रज और नुकसान के चित्त 
उन का दुखी होवेगा और मालिक की तरफ से भी 
किसी कदर रूखा फीका हो जावेगा, पर सलसग के 
बचन याद करके और सतो की बानी पढ़ कर थोड़ी 
बहुत होशियारी आ जावेगी और ऐसी समझ धारन 
करके कि मालिक सर्व समर्थ है और बगेर उसके हुक्म 
के कुछ नही हो सकता, संतोष के घाट पर आजावेंगे 
और ज्यादा पुकार और फरियाद और शिकवा और 
शिकायत और किसी को बुरा भला कहना और मालिक 
से बेजार हो जाना, दुनियादारो की तरह से नही करेंगे। 


४ - दूसरे दर्ज के परमाथी जीव सरती ओर सुस्ती 
के वक्‍त यानी तकलीफ और नुकसान की हालत में 
थोड़े दुखी हो कर, जल्द सतसग के परमार्थी बचन 
याद लाकर और अपने अभ्यास में थोड़ा बहुत मशशूल 
होकर शुकराने के घाट पर आजावेगे यानी ऐसी समझ 
धारन करके कि जो रज और तकलीफ या हर्ज और 
नुकसान वाके हुआ, वह न मालूम किस कदर भारी था, 
सो मालिक की दया से बहुत कम यानी मन भर का 
सेर भर रह कर उन पर गुजरा और वह फल उनके 
पिछले कर्मो का था, सो उस दया का शुकराना अपने 
मालिक के चरनों मे बजा लाकर, ब-दस्तूर अपनी भक्ति 
यानी प्रीत और प्रतीत चरनो मे कायम रक्रेंगे और 
ज्यादा तर लवज्जह भजन मे करके मालिक की दया 
और रक्षा की परख अपने अतर में करके सुखी हो 
जावेंगे और सुख के वक्‍त भी होशियार रह कर 
मालिक का शुकराना करके, अभ्यास मे ज़्यादा तवज्जह 
करेंगे। 


| १६] तीसराभाग [२५५ | भाग 
५ - इन जीवों के चित्त का बधन ससार और 
उसके भोगो और पदार्थो मे, ब-निस्बत ऊपर की किस्म 
के जीवो के किसी कदर हलका और ढीला होगा और 
उनकी कदर भी ब-निस्बत परमार्थ के किसी कदर कम 
होगी यानी परमार्थ का भाव उनके दिल मे ज्यादा 


होगा । 


६ - अव्वल दरजे के परमार्थी जीवो की प्रेम की 
हालत बहुत जबर होगी और उनके चित्त मे ससार और 
उसके पदार्थो का बधन भी बहुत कम होगा और उसके 
तरक्की की चाह भी बहुत कम होगी, सिर्फ इस कदर 
कि जिस में औसत दरजे पर ससार मे गुजारा हो जावे 
और परमार्थ का काम भी जारी रहे और सरन और 
भरोसा सच्चे मालिक की दया का बहुत मज़बूत होगा 


और उसकी मौज को अपने मन की चाह पर, जहाँ तक 
मुमकिन होगा, हमेशा मुकद्दम रक्खेंगे यानी उनके चित्त 
मे मालिक की मौज के साथ मुआफिकत करने की 
मुख्यता रहेगी और उसके मुकाबिले में अपने मन की 
चाह को जबर नहीं करार देंगे ओर हर हालत में, चाहे 
दुख होवे या सुख, मालिक की दया के आसरे और 
भरोसे रह कर उस की बरदाश्त करेंगे ओर किसी वक्त 
मालिक की तरफ से बे-मुख नही होगे यानी जो मौज 
होगी, उसको अपने हक मे मुफीद समझ कर शुकर 
करते रहेंगे और ऐसी समझ अपने मन मे रक्खेंगे कि 
जो कुछ कि तकलीफ या दुख होता है, वह अपने कर्मो 
का फल है, मगर उसके साथ मालिक की सहायता 
बराबर जारी है और उस दुख या तकलीफ का नतीजा 
भी उनके हक में बेहतर होगा यानी उसमें कर्मो की 
| सफाई और मन और इन्द्रियों की गढ़त और भजन की | 


| २५६ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | २५६ | प्रेम पत्र राधास्वामी 


तरक्की होवेगी। यह हालत सच्ची और पूरी सरन वालों 
की है। जब किसी वक्‍त किसी हालत की बरदाशत कम 
होवेगी, तो वे उस वक्‍त मालिक के चरनो मे प्रार्थना, 
वास्ते हासिल होने ताकत बरदाश्त के, करेंगे और ऐसी 
सूरत में उनकी दुआ भी जल्द मजूर होगी यानी अन्तर 
में किसी कदर सहायता और शान्ति मालूम होवेगी। 

७ - इससे ज्यादा दरजे के जो परमार्थी हैं, वह 
साध होंगे जिनकी पहुँच दसवें द्वार तक है और जो कि 
वे पिंड और ब्रह्मांड के ऊपर पहुँचे हैं, उनको कोई दुख 
सुख देह और दुनिया का नहीं छू सकता है। वे हर हाल 
मे रजा के दरजे पर बर्तेंगे यानी सर्व अग करके 
मालिक की मौज के साथ मुआफिक॒त करेंगे। उन के 
कर्म का हिसाब कुछ नहीं रहा और पिंडी और ब्रह्यांडी 
मन और माया भी नीचे रह गये। उनकी रहनी और 
कुल्ल बर्तावा मौज के अनुसार समझना चाहिये। सिवाय 
जीवो के हित और उपकार के और कार्रवाई दुनिया की 
उन से कम या बिलकुल नहीं बन पड़ेगी। 

८ - अब मालूम होवे कि जो कुछ सरती या 
तकलीफ सच्चे परमार्थियों पर गुजरती है, वह बगैर 
हुकुम और मौज सच्चे मालिक के नही आती और सच्चे 
परमार्थी से मतलब यह है कि जिसके हृदय में सच्ची 
चाह सच्चे मालिक के धाम में पहुँचने की है और जिसने 
सच्ची सरन राधास्वामी दयाल की धारन की है। सो 
ऐसी सख्ती और तकलीफ के भेजने में, इन मे से कोई 
न कोई मतलब जरूर होगा:- (१) पिछले बाकी-माँदा 
यानी शेष कर्मो का काटना, (२) तन मन और इच्द्रियो 
की गढ़त करना कि जिससे सुरत की चढ़ाई आसान 


` 


| १६] तीसराभाग [२५७ | भाग 

और तेज़ होवे, (३) झीना मान और अहकार दूर 
करना, (४) मन की कसरें और भूल चूक का दूर 
करना, (५) भोगों से हटाना और उन में स्वाभाविक 
झुकाव और प्यार का दूर करना, (६) ससार और 
उसके पदार्थो की तरफ से चित्त में उदासीनता का 
लाना, (७) हर तरह से ओर हर हालत मे आसरा और 
भरोसा मालिक की दया का मजबूत करना और उसी 
तरफ से सहायता की आस रखनी और माँगनी, (८) 
बढ़ाना प्रीत और प्रतीत का मालिक के चरनो में और 
तरक्की देना शौक का वास्ते प्राप्ति दर्शन और पहुँचने 
निज धाम के, (९) तोड़ना कुल्ल संसारी आसरे और 
भरोसे और बल का अन्तर में और (१०) ढीला करना 
प्रीत और बन्धन का कुटुम्ब परिवार और ससारी लोगों 
मे। 


९ - अब ख्याल करो कि ऐसी सख्ती या तकलीफ 
या कुछ दुनिया के नुकसान को कि जिसमें ऊपर के 
लिखे हुए फायदे हासिल होंवे, ऐन दया मालिक की 
समझना चाहिये, न कि उस की तरफ बे-रहमी' और 
सरब्ल-गीरी! का इल्जाम लगा कर उसके चरनो से 
बे-मुख होना और अपनी सरन और प्रीत प्रतीत में 
खलल और विघ्न डाल कर रूखे फीके हो जाना। 


१० - सच्चे परमार्थी को मुनासिब नहीं है कि 
मालिक को सर्व समर्थ जान कर ऐसी आसा बाँधे कि 
जितने काम और चाहें दुनिया की उसके दिल में होवें, 
वह सब मुवाफिक उसकी ख्वाहिश के पूरे हो जावें और 

नही तो मालिक की दयालुता और समर्थता मे कसर 


१ - निर्दयता। २ - कठोरता। 


| २५८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | २५८ ] प्रेम पत्र राधास्वामी 


है। ऐसी समझ निहायत मूर्खता और नादानी, भक्ति के 
कायदे की, ज़ाहिर करती है। 


११ - सच्चे परमार्थी को जानना चाहिये कि जब वह 
सच्चे मालिक की सरन में आया और असली मतलब 
उस का यह है कि जैसे बने तैसे अपने मालिक के 
धाम मे पहुँच कर और उसका दर्शन हासिल कर के, 
परम आनन्द को प्राप्त होवे लो वह मालिक उसकी 
दररब्वास्त को वास्ते प्राप्ति ऐसे सामान और तरक्की 
दुनिया और उसके भोग बिलास के कि जो उसके 
चलने और रास्ता तै करने मे विघ्न डाले और रोक 
लगावे, कैसे मज़ूर कर सकता है? क्योकि ऐसा सामान 
उस को देना उसके साथ दुशमनी करना है यानी 
उसके परमार्थी काम मे खलल डालना हे। मालिक का 
दर्शन बगैर हटने के, दुनिया और उसके भोगों से, 
किसी तरह नहीं मिल सकता, तो जब कि मालिक 
सच्चे परमार्थी पर दया करेगा, तो उसके मन को 
आहिस्ता आहिस्ता दुनिया और उसके सामान से 
हटावेगा, न कि ज्यादा सामान देकर उसमे फॅसावे और 
उसकी खलासी ज़्यादा तर मुशकिल कर देवे। 


१२ - इस वास्ते सच्चे परमार्थियो को चाहिये कि 
सिवाय जरूरी सामान के जो लायक औसत दरजे के 
गुज़ारे के होवे, और कुछ मालिक से न मागे और 
उससे उसी को चाहें यानी दर्शन और निज धाम के 
प्राप्ति की चाह हर हालत में ज़बर और मुकद्दम रक्खें 
और जब कोई हालत इस किस्म की आवे कि जो 
उनके मन के बर-खिलाफ होवे, उसको मालिक की 
दया का आसरा और भरोसा रख कर जहाँ तक बने, 


2 


| 4६] तीसराभाग [?५१ | भाग 


बरदाश्त करें ओर जो उस मे ज्यादा घबराहट या 
बे-कली पेदा होवे, तो अपने अतर में चरनों की तरफ 
तवज्जह कर के, सहायता और ताकत बरदाश्त की 
मागे और शिकवा और शिकायत न करें। 


१३ - यह कायदा सच्ची भक्ति का है यानी भक्त को 
जहाँ तक बन सके, अपने भगवल की मर्जी और मौज 
पर कायम रहना चाहिये और जो वह इसके वास्ते 
पसंद करे, वही इसको भी पसंद करना चाहिये और 
अपनी ख्वाहिश बर-खिलाफ उसकी मोज के पेश नहीं 
करना चाहिये। लेकिन जो मन न माने तो अपने हाल 
और ख्वाहिश को वक्‍त अभ्यास के चरनो में अर्ज कर 
देना मुनासिब है। आइन्दा भगवत यानी मालिक की 
मौज है कि जो मुनासिब होवे, तो मज़ूर करे और जो 
ना-मुनासिब समझ कर मजूर न करे तो भक्त को 
चाहिये कि मौज के साथ जेसे बने तैसे मुआफिकल 
करे | 


१४ - अब मालूम होवे कि परमेश्वर यानी 
त्रिलोकी-नाथ ने भी कहा है कि जो कोई मेरी भक्ति 
करे, उसको मैं तीन चीजें देकर दुनिया और उसके 
भोग और उसकी मुहब्बत से बचाता हूँ। और वह तीन 
चीजे यह हैं, (१) थोड़ी बीमारी, (२) निंदा ओर निरादर 
ससारियों की तरफ से (३) निर्धनता यानी सिर्फ गुजारे 
के मुआफिक धन और सामान देना; और उन भक्तों ने 
डन चीजों को परमेश्वर की दात और दया समझ कर 
ख़ुशी से मज़ूर और कबूल किया। 


१५ - पिछले वक्तो में जो गुरू हुए वे अक्सर 
गृहस्थियों को उपदेश नहीं देते थे और पहली शर्त 


| २६०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


उनकी यही होती थी कि घर और कार बार छोड़ कर 
उन के पास आवे और नजदीक रह कर सेवा करे और 
औरतों को बिलकुल उपदेश नही देते थे और अभ्यास 
भी उनका ऐसा कठिन और खतरनाक था कि हर एक 
जीव से उसका बन पड़ना मुशकिल बल्कि ना-मुमकिन 
था। 


१६ - बर-खिलाफ इस के अब इस जमाने मे 
कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल ने ऐसी दया फरमाई 
है कि गृहस्थियों को, चाहे औरत होवे या मर्द, बिला 
छुड़ाने घर बार और रोज़गार के सहज जुगल वास्ते 
उन के सच्चे उद्धार के समझाते है और गृहस्थ में ही 
उनसे अभ्यास करा के उन के जीव का कल्याण करते 
हैं और सब तरह से अपने सेवकों की परमार्थ और 
स्वार्थ में रक्षा करते हैं। 


१७ - अब बा-वजूद ऐसी मेहर और दया के जिससे 
परमार्थ की सच्ची कार्रवाई बहुत आसान हो गई है, जो 
जीव ससार के सामान की ज्यादा तलबी करें और 
उसके न मिलने या थोड़ी सी सख्ती और तकलीफ या 
नुकसान में घबरा कर, मालिक की तरफ से रूखे फीके 
हो जावें या परमार्थ के छोड़ने को तैयार होवे, तो किस 
कदर अफसोस का मुकाम है ओर केसी उनकी नादानी 
और गफलत और अभागता है और परमार्थ की कदर 
और चाह की किस कदर कमी उनके दिल में मालूम 
होती है ? 

१८ - अब राधास्वामी दयाल की खास और विशेष 
दया का हाल बयान किया जाता है कि इस ज़माने में 
जीवों को निहायत निबल और दुखी देख कर, बजाय 


| १६]... तीसरा भागा. [२६१ | भाग 


सेवक स्वामी के, पिता पुत्र का भाव परमार्थ में जारी 
फरमाया और जीवों को हुक्म दिया कि जेसे बने तैसे 
थोड़ी बहुत लगन और प्रीत चरनों में लगाओ और 
सतसंग करके और बानी और बचन पढ़ कर, जेसे बने 
तैसे प्रतीत, कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल और उनके 
सुरत शाब्द मार्ग की, हृदय मे बसा कर जिस कदर बन 
सके नेम के साथ दो बार, जितनी देर मुमकिन होवे, 
अभ्यास करो और अपनी उमंग के मुआफिक जिस 
कदर आसानी से बन सके तन मन 
धन की कुछ सेवा करो और जेसी तैसी सरन लेकर 
राधास्वामी दयाल की दया का भरोसा वास्ते अपने 
जीव के उद्धार के मन में रवखो और जहाँ तक बन 
सके जीवो को मन बचन और कर्म करके सुख पहुँचाओ 
और नहीं तो अपने मतलब के वास्ते किसी को दुख मत 
दो । जो इस हुक्म के मुआफिक कार्रवाई करेगा तो 
राधास्वामी दयाल अपनी मेहर से उसके जीव का 
कारज आप बनावेगे और तीन या चार जनम में उसको 
दयाल देश में पहुँचा देंगे और उसकी भूल चूक और 
कसरों को दया करके पिता की तरह माफ करेंगे और 
उस के पिछले अगले कर्मो को सहज २ काट कर, 
काल और कर्म के घेर से निकाल लेवेगे और कर्मो के 
काटते वक्‍त भी दया और सहायता बराबर जारी रहती 
हे। 

१९ - इस जमाने के जीवों से सिवाय उत्तम 
अधिकारी यानी अव्वल दर्ज के भक्तों के, भक्ति के 
कायदे के मुवाफिक बर्ताव करना और रहनी दुरुस्ती के 
साथ रहना, मुशकिल है। इस वास्ते राधास्वामी दयाल 

जहॉ लक मुमकिन होता है, बहुत सख्त तकलीफ या | 


| २६९]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | २६२ | प्रेम पत्र राधास्वामी 


मुसीबत अपने सच्चे और प्रेमी भक्तों पर नहीं आने देते 
हैं और जो उनके कर्म या करनी ज्यादा नाकिस है और 
उसके फल का भोग भी ज्यादा सख्त हे, तो भी थोड़ी 
बहुत खास दया और सहायता फरमाते है यानी या तो 
किसी न किसी तरह उस कर्म भोग की सख्ती कम कर 
देते हैं या ताकत और सामान उसके बरदाश्त का 
बख्शते हैं और जब २ कोई दर्द की हालत में सच्ची 
पुकार करे, उसकी थोड़ी बहुत सुनवाई भी होती है। 
खुलासा यह कि इस समय मे हर तरह से दया और 
प्यार करना जीवो पर मजूर है बशर्ते कि वे चरनो में 
थोड़ी बहुत प्रीत और प्रतीत लावें और दिन २ अपने 
परमार्थ के बढ़ाने की थोड़ी बहुत चाह रखते होवे और 
दुनिया के लोगों की निदा स्तुति पर ख्याल न करके 
अपना रिश्ता राधास्वामी दयाल और उनकी सगत से 
जोड़े रहें और चाहे कभी रूखे फीके या ढीले हो जावें, 
लेकिन अपना नाता न लोड़ें यानी परमार्थी कार्रवाई 
मिस्ल अभ्यास वगैरा के छोड़ न देवे और सलसग से 
मेल ब-दस्तूर जारी रक्खें। ऐसे जीवो का जो पूरा २ 
बर्ताव मुआफिक भक्ति के कायदो के नहीं होगा यानी 
उसमें कुछ २ कसर रहेगी तो भी राधास्वामी दयाल 
उनकी सहायता करेंगे और अपनी दया का बल देकर 
जिस कदर कार्रवाई जरूरी और मुनासिब होगी, उन 
से करावेगे और भूल चूक और कसरों पर नज़र नही 
करेंगे। 

२० - अब कुल्ल जीवों को चाहिये कि ऐसी दया 
और मेहर का शुकराना अपने मन मे लाकर जेसे बने 
तैसे, राधास्वामी दयाल की सरन मे आवें और सुरत 
शब्द मार्ग का उपदेश लेकर और राधास्वामी मत के 


2 


| १६] तीसराभाग [२६३ | भाग 

उसूल और कायदों को अच्छी तरह समझ कर, जिस 
कदर बन सके, अभ्यास नेम से हर रोज करे तो चन्द 
रोज मे दया और मेहर की परख उनको आती जावेगी 
और अपने सच्चे उद्धार का सबूत अपने अन्तर में 
उनको इसी जिन्दगी में थोड़ा बहुत मिलता जावेगा कि 
जिससे उनकी प्रीत और प्रतीत चरनो में दिन दिन 
बढ़ती जावेगी और रफ्ता रफ्ता एक दिन उनके जीव 
का पूरा कारज बन जावेगा। 


बचन १७ 


वर्णन सच्चे प्रेमी ओर परमार्थियो की 
हालत और रहनी और पकड़ और व्यवहार 


का और यह कि ऐसी हालत और रहनी केसे 
आवे | 
पहला भाग 
वर्णन हाल और रहनी वगेरा 
सच्चे प्रेमियों की 

१ - जो सच्चे प्रेमी राधास्वामी मत में शामिल हैं, 
उनकी हालत ऐसी होनी चाहिये कि हमेशा चित्त में 
अपने प्रीतम राधास्वामी दयाल के चरनो का, और भी 
सलगुरु के स्वरूप का, ख्याल बना रहे और मन में 


उमग वास्ते दर्शनो के अकसर उठती रहे और दर्शनो 
के न मिलने से किसी कदर बे-कली रहे। 


२ - जब मौज से दर्शन प्राप्त होवे तो सर्व अग कर 
के मन और चित्त मगन हो जावे और किसी दूसरे काम 


| २६४]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | २६४ ] प्रेम पत्र राधास्वामी 

और बात की उस वक्त सुध न रहे और यही चित्त 
चाहता रहे कि बराबर दर्शन करते रहें और बचन सुन 
कर खिलते रहें और उस वक्त देही के कारज का भी 
ख्याल बहुत कम, बल्कि बिल्कुल न रहे और प्यार और 
भाव चरनों मे बढ़ता रहे। 

३- ऐसे प्रेमी दूसरे सच्चे प्रेमियों को देख कर और 
उनसे मिल कर बहुत खुश होंगे और आपस में उन के 
प्यार भाव ऐसा ही होगा कि जैसे निज कुटुम्बियो में 
होता है। 


४ - ओर कुल्ल परमाथी जो सतसंग और अभ्यास 
में शामिल होवें, उन प्रेमियों को प्यारे लगेंगे और उन 
सब के साथ उनका बर्तावा ऐसा होगा, जैसे कि कोई 
अपने बिरादरी के लोगों के साथ बर्तता है। 


५ - और जो लोग कि थोड़ी बहुत परमार्थ की चाह 
लेकर या खोज की नजर से सलसग मे आवें, उनको 
भी देख कर सच्चे प्रेमी खुश होंगे और जिस कदर 
मुमकिन होगा, उनको उनकी परमार्थी कार्रवाई में 
मदद देने को तैयार रहेंगे । 


६ - लेकिन जो कोई चलुराई या कपट की बातें 
सतस मे आकर बनावेगे या परख और जाँच सतगुरु 
और उनके मार्ग की करेंगे या अपनी समझ या अपना 
जुदा मत समझाने और पेश करने की नज़र से चरचा 
करेंगे या सत मल को ओछा साबित करने के इरादे से 
वाद विवाद करेंगे, वे लोग सच्चे प्रेमियों को प्यारे नहीं 
लगेंगे, क्योंकि वे सच्चे ग्राहक परमार्थ के नहीं हैं, बल्कि 
वे सच्चे और पूरे परमार्थ के निन्दक और विरोधी हैं 
और बजाय सलसग मे प्रेम की चरचा करने और सुनने 


| १७] तीसराभाग [२६५ | भाग 
के, अपनी ओछी समझ और चतुराई की बाते पक्षपात 
की नजर से पेश करके सलसग मे विघ्न डालेगे। सच्चे 
प्रेमी ऐसे लोगों को अभागी समझ कर उनसे मेल नहीं 
करेंगे और न उनका सलसग में बार २ आना पसन्द 
करेंगे। 


७ - सच्चे प्रेमी आम तौर पर कुल्ल जीवों से 
दीनता और दया भाव के साथ बर्ताव करेंगे, लेकिन 
उन लोगों से जो कि निपट संसारी हैं या सच्चे परमार्थ 
के निन्दक और विरोधी हैं, दिल से मेल नही करेंगे, 
बल्कि उनसे दूर रहना चाहेंगे। 


८ - सच्चे प्रेमी ज़रूरी कारोबार अपने गृहस्थ और 
रोजगार के करके, बाकी वक्‍त अपना परमाथी कार्रवाई 
यानी सलसग और अभ्यास वगेरा मे लगावेगे और अपने 
प्रीतम की याद और चितवन में लोलीन और मगन रहेंगे 
और जो किसी से बाल चीत भी करेंगे तो खास कर 
परमाथी या उसमे परमार्थ की तरफ को झुकाव रहेगा। 


९ - ससारी व्यवहार मे भी परमार्थी कायदे का उन 
को ख्याल ज्यादा रहेगा यानी जहाँ तक मुमकिन होगा, 
अपने मतलब के वास्ते किसी को तकलीफ या नुकसान 
नहीं पहुँचावेगे और जहाँ तक मुमकिन होगा, आप दूसरे 
के हाथ से थोड़े नुकसान की बरदाश्त करने को तैयार 
रहेगे। 

१० - सच्चे प्रेमी जहाँ तक मुमकिन होगा, किसी 
को तान या लज का बचन नहीं कहेंगे, बल्कि आप ऐसे 
बचन दूसरों की ज़बान से सुन कर चुप्प हो रहेंगे। 

११ - निन्दको की मलामत और बुराइयो पर उन 

f को अजान और मूरख समझ कर नाराज़ नही होगे ओर | 


| रष्क]  प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | २६६ ] प्रेम पत्र राधास्वामी 


न उनको किसी किस्म की तकलीफ पहुँचाने का निदा 
की एवज़ में इरादा करेंगे, बल्कि जो मुमकिन होगा, 
उनको सच्ची समझौती देकर निदा करने से बचावेंगे 
और जो वह बचन नही मानेंगे तो उनके साथ हठ नहीं 
करेगें 

१२ - सच्चे प्रेमी हमेशा दीनता और गरीबी के साथ 
गुजरान करेंगे और किसी के झगड़े और बखेड़े के 
कामो में, बे-जरूरत खास, नही शामिल होंगे और न 
किसी की बे-सबब और बिला जरूरत बुराई भलाई 
करेंगे और जो किसी दो शख्सों मे तकरार या झगड़ा 
होगा तो जहाँ तक बनेगा, उनका आपस मे तसफिया 
और मेल करावेंगे और न तो किसी दो आदमियों को 
लडावेंगे और न उनकी लड़ाई में दखल और मदद 
देंगे। 

१३ - सच्चे प्रेमी गरीब और मुहताज और दुखिया 
जीवों पर रहम करेंगे और जो मुमकिन होगा, तो 
उनकी थोड़ी मदद करेगे। 

१४ - दुनिया के व्यवहार और कामों में मन से 
लिप्त नहीं होंगे और न बहुत उनकी अपने मन में 
गुनावन करेंगे, बल्कि अपने मालिक की मौज और दया 
के आसरे जेसा मुनासिब नज़र आवेगा, उस मुआफिक 
उन कामों को जल्द कर के फारिग होने का इरादा 
रक्रबेगे | 


१५ - खान पान और पहिरने ओढ़ने वगेरा में जहाँ 
तक मुमकिन होगा, अपनी इच्छा और पसन्द को 
दखल नहीं देगे, बल्कि औरो की पसन्द और इच्छा के 
मुआफिक जो सामान बन जावेगा, उसी में राज़ी रहेंगे। 


2 


ऐ 


| १७] तीसराभाग [२६७ | भाग 
१६ - अपने दिल से दुनिया की तरक्की और 
नामवरी और मान बड़ाई की चाह नहीं उठावेगे, लेकिन 
जो मालिक अपनी मौज से उन को सामान बख्शेगा, 
उस मे दीनता और डर के साथ कि कहीं उन के 
परमार्थ मे खलल न पड़े, बर्ताव करेंगे। 


१७ - उनके दिल में मजबूत बन्धन किसी के साथ 
नही होगा, सिर्फ अपने प्रीतम मालिक के चरनों की 
पकड़ गहरी और मज़बूत होगी और भक्ति की रील और 
कायदो की सम्हाल हर वक्त तहे-दिल से करते रहेंगे 
और आस और विशवास अपने मालिक के चरनों मे दृढ़ 
और मजबूत रक्खेगे | 

१८ - जहाँ तक मुमकिन होगा, किसी मुआमले में 
अपनी चाह को मुकददम नहीं रक्खेंगे, बल्कि अपने 
प्रीलम कुल्ल-मालिक की मौज और दया को हर काम 
में ज़बर और अगुवा रक्खेगे । 

१९ - परमार्थ की तरक्की और दर्शनों की प्राप्ति के 
वास्ते अलबत्ता बारम्बार बिनी और प्रार्थना करेंगे पर 
इस में भी मौज और दया का आसरा मुकद्दम रक्खेंगो 
और चाहे जैसी हालत बेकली और घबराहट और तड़प 
की कभी २ उन पर गुजरे, पर धीरज और विश्वास दृढ़ 
रख कर अपने प्रीतम से कभी रूखे फीके या 
आज़ुर्दा-खातिर" नहीं होंगे और देर अबेर में उसकी 
मौज की मसलहत को समझ कर, ज्यादा ओर फिज़ूल 
घबराहट और जल्दी नहीं मचावेंगे। 


२० - सख्ती और सुस्ती ओर ससारी रज और दुख 


१ - उदास। 


की, जहाँ तक बनेगा, अपने प्रीतम की मौज और दया 


4 


| २६८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | २६८ ] प्रेम पत्र राधास्वामी 


के आसरे बरदाश्त करेंगे और हमेशा शुकर के घाट पर 
कायम रहेंगे और रजा के दरजे के मुआफिक बर्तने के 
वास्ते कोशिश करते रहेंगे। 

२१ - ऐसे सच्चे प्रेमियों की कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल, और भी सतगुरु को, ज्यादा 
खातिरदारी मजूर रहती है और सिवाय ऐसी हालत के 
कि जिसमें उन का कोई खास और भारी फायदा 
परमाथी मुतसव्वर होवे, वह कुल्ल-मालिक दयाल उनकी 
तकलीफ या दुख या रज की बरदाश्त नही कर सकता 
है और ऐसी खास हालत मे भी फौरन अन्तरी दया और 
सहायता उन पर फरमाता है कि जिससे वह दुख और 
तकलीफ उनको ज्यादा न व्यापे यानी हर तरह से 
उनकी दिलदारी हर वक्त उनके सच्चे पिता 
कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल को मंजूर रहती है, 
जैसा इन कड़ियों में कहा है। 

|| दोहा ।। 
जीवत मिर्तक हो रहो, तजो खलक की आस। 
रक्षक सम्रथ सतगुरू, मत दुख पावे दास।।१।। 
मैं सेवक समरत्थ का, कभी न होय अकाज। 
पतिवर्ता नाँगी रहे, तो वाही पति को लाज।।२।। 

२२ - जिस किसी की ऐसी सच्ची और पूरी भक्ति 
है, उसको कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल और सतगुरु 
का खास प्यारा समझना चाहिये, क्योकि मालिक को 
भक्ति प्यारी है और सिवाय निज भक्तों के और कोई 
उसके महल मे दखल नहीं पा सकता। 


२३ - परमेश्वर यानी त्रिलोकी नाथ ने भी औतार 
स्वरूप से भक्ति और भक्त की निसबल अपना गहरा 


5, 


| १७] तीसराभाग [२६९ | भाग 
प्यार जाहिर किया हे, जैसा कि इन कडियो मे लिखा 
हे। 
|| चौपाई ।। 
भक्ति हीन बिरंच" क्यों न होई। 
सब जीवन सम प्रिय मम सोई।। 
भक्तिवत जो नीचहु प्रानी। 
प्राण से अधिक सो प्रिय मम बानी।। 


इसका अर्थ यह हे कि जो ब्रह्मा भी हे और उस में 
भक्ति यानी चरनों का प्रेम नहीं है, तो सब जीवों के 
समान मुझको प्यारा है, लेकिन जो कोई कैसा ही नीच 
हो और उसके मन में भक्ति यानी चरनो का प्रेम है, वह 
मुझको अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारा है। 


२४ - जो गौर की नजर से देखा जावे लो भक्ति 


(यानी दीनता, प्यार और सेवा) रचना में कुल्ल जीवो 
को बल्कि जानवरों को भी और उन में खूख्वार जानवरौ 
तक, निहायल प्यारी है और इन सब में वही सुरत 
कुल्ल-मालिक की अश मौजूद है, तो फिर कुल्ल-मालिक 
को भी भक्ति प्यारी हे और हरचन्द वह किसी की 
दीनता और सेवा का मुहताज नहीं है, पर कोई जीव 
बिना भक्ति यानी प्रेम के उसके पास नहीं पहुँच सकता 
है और न बगैर प्रेम के उससे अभ्यास रास्ता तै करने 
का बन सकता है इस वास्ते सिर्फ जीवों के कल्याण 
और फायदे के लिये, भक्ति और प्रेम मार्ग उस सच्चे 
कुल्ल-मालिक ने निहायत दया और प्यार से जारी 
फरमाया कि जिससे जीव आसानी के साथ माया और 
काल के जाल से निकल कर, उसके निज धाम और 


१ - ब्रह्मा । 


| २७०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


-चरनों मे बासा पावे और काल क्लेश और जनम मरन 
के दुक्खो से बच कर अमर और परम आनन्द को प्राप्त 
होवें । 

२५ - अब कुल्ल जीवो को जो सच्चा कल्यान और 
आनन्द चाहते हैं, लाज़िम है कि सच्चे कुल्ल -मालिक 
के चरनो में प्रेम प्रीत करें और सच्ची दीनता, वास्ते 
प्राप्ति उसके दर्शन के, चित्त मे धारन करें तो उनके 
जीव का कारज बनना मुमकिन है, और तरह से 
हरगिज़ २ वे सच्चे मालिक के दरबार में नही पहुँच 
सकते। 

२६ - और भक्ति कुल्ल-मालिक सत्त पुरुष 
राधास्वामी दयाल के चरनों में करना चाहिये, तब पूरा 
काम बनेगा ओर जो और किसी की भक्ति करेगे तो भी 
कार्रवाई वैसी ही करनी पड़ेगी, लेकिन सच्चा ओर पूरा 
कारज नहीं बनेगा यानी काल और माया के घेर से 
बाहर नहीं जावेगे और इस वास्ते जनम मरन की फॉसी 
नहीं कटेगी और बारम्बार देह धारन करके दुख सुख 
सहना पडेगा । 


भाग दूसरा 
वर्णन उस जुगत का कि जिससे 
ऊपर की लिखी इरई हालत और 
रहनी वगैरा हासिल होवे 


२७ - जो कोई दरियाफ्त करे कि ऐसी हालत और 
रहनी जिसका ऊपर जिक्र हुआ, कैसे आवे तो कहा 
जाता है कि पहिले तो जौहर यानी सच्चा शौक 
कुल्ल-मालिक से मिलने का जीव के दिल में पैदा होना 


| १७] तीसराभाग [२७१ | भाग 
चाहिये और यह शोक सच्चे प्रेमी और सतगुरु के सग 
से पैदा हो सकता है और इसी शोक की तरक्की और 
जतन करके पूरे होने का नाम सच्चा और पूरा परमार्थ 
हे। 

२८ - अब मालूम होवे कि कुल्ल जीव भक्ति और 
प्रेम के कायदे और बर्तावे से बे-खबर हैं यानी बालकपन 
से संसारी और ख़ुद-मतलबी यानी अपस्वार्थी लोगों का 
संग करके, उनकी तबिअत और स्वभाव और रहनी 
दुनियादारो के मुवाफिक होती है और मालिक का भाव 
और प्यार और डर, और भी जीवो का हित, उनके मन 
में बहुत कम होता है, और जो कि परमार्थी रहनी और 
स्वभाव दुनियादारो के चाल चलन के बर-खिलाफ है, 
इस वास्ते सच्चे परमार्थी को कुछ अर्सा चाहिये कि 
सतगुरु और प्रेमियों का सग और अतर अभ्यास करके, 
अपनी पुरानी आदत यानी ससारी स्वभाव और चाल 
चलन को बदले और इसके वास्ते जो जलन कि सतो 
ने दया करके फरमाये हैं, वह आगे लिखे जाते हैं। 


(१) सलगुरु और प्रेमी जन का सग और उनके 
बचनों को होशियारी से सुनना और समझना और 
जो २ अपने लायक होवें, उनकी कार्रवाई शुरू करना। 

(२) कुल्ल-मालिक और सतगुरु और प्रेमियों में 
सच्चा प्यार मन में पैदा होना और उनका सलसग 
करके कुल्ल-मालिक के दर्शनो का शौक दिल मे बढ़ते 
जाना। 


(३) उपदेश लेकर अतर में शौक के साथ स्वरूप 
का ध्यान और भजन यानी शाब्द का अभ्यास करना 
और उसका थोड़ा बहुत रस और आनन्द लेना। 


| २७२] प्रेमपत्रराधास्वामी [ बचन | २७२ ] प्रेम पत्र राधास्वामी 


(४) सलसग के बचन सुन कर और बानी का पाठ 
करके, अपने मन की हालत और कसरों को जॉचना 
और शरमाना और उनकी दुरुस्ती और सम्हाल के 
वास्ते सच्चा इरादा और कोशिश करना। 

(५) सच्चे प्रेमियों की रहनी और उनका हाल सुन 
कर और पढ़ कर और सलसग मे अपनी आँख से देख 
कर अपनी हालत और रहनी को उसी के मुआफिक 
बदलने का सच्चा इरादा और कोशिश करना। 


(६) जो २ नाकिस और ससारी समझ और पकड़ 
अपने मन में संसारियों के संग से बस गई हैं, उनको 
सलसग के बचन बिचार कर छोड़ना और परमार्थी रीत 
ओर व्यवहार की समझ दृढ़ करना ओर उसके मुआफिक 
अपना बर्ताव दुरुस्त करना। 


(७) जो २ आदत और स्वभाव ससारियों के सग 
से मन और इन्द्रियो के पड़ गये हैं, उनको आहिस्ता 
आहिस्ता छोड़ना | 

(८) जो जो फिज़ूल ख्वाहिश और तरगे दुनिया की 
तरक्की और ऐश और आराम की मन में समा रही हैं, 
उनको सतसग के बचन सुन कर और समझ कर मन 
से निकालना और आइन्दा वैसी तरगों को न उठने 
देना । 

(९) दूसरों के स्वभाव और बर्ताव और चाल जो 
अपने लई परमार्थी समझ लेकर बुरे और नाकिस 
मालूम होवे, उनको अपने मन में परखना और जो वैसी 
ही हालत या उसका बीजा अपने मे मालूम पड़े तो 


| १७] तीसराभाग [२७३ | भाग 


उसको वैसा ही बुरा और नाकिस समझ कर शरमाना 
और उसके दूर करने की कोशिश करना। 


(१०) जब किसी से व्यवहार या काम पड़े तो 
पहिले मन मे सोचना कि ऐसे काम में अपना मन दूसरे 
की तरफ से कैसा बर्ताव चाहता है और फिर जहाँ तक 
बने दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव करना। 


(११) जो बचन कि अपने लई कडवे और कठोर 
और तान और ईर्षा बगेरा के मालूम पड़े तो अहतियाल 
करना कि उस किस्म के बचन आप दूसरे से न बोले, 
क्योंकि उसको भी वे बचन वैसे ही कड़वे और कठोर 
और तान के मालूम होकर उसका चित्त दुखी होगा। 


(१२) किसी की गीबत मे यानी पीठ पीछे बुराई न 
करना और न किसी दूसरे से सुनना और जो किसी 
अपने प्यारे को समझाना या सम्हालना मजूर है, तो 
उसके सामने जो सच्चा हाल किसी की बुराई भलाई 
का होवे (और उस शख्स से अपने प्यारे को बचाना 
मुनासिब है) तो ऐसे हाल के कहने में दोष नहीं है। 


(१३) किसी से ईर्षा या विरोध मन में न लाना और 
जो कोई अपने साथ कुछ सख्ती भी करे तो उसको 
मालिक की मौज समझ कर जहाँ तक बने बरदाश्त 
करना और उससे एवज लेने का इरादा न करना। 

(१४) अपने मन और इन्द्रियो की जहाँ तक बने, 
ऐसी सम्हाल रखने की कोशिश करना कि फिज़ूल 
जगह और भोगो और पदाथो' मे न दौड़े और न उनकी 
पीछे गुनावन और ख्याल उठाना, नही तो अभ्यास में 
खलल पडेगा | 


| २७४]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


(१५) खान पान वगैरा में अहतियात मुनासिब 
रखनी और जहाँ तक मुमकिन होवे, भोगों की इच्छा न 
उठानी । अनिच्छित और मौज से जो प्राप्त होवे, उसी 
मे ना-मुनासिब और ना-जायज़ का विचार करके बर्तना। 


(१६) दुनिया और उसके कुल्ल सामान को नाशमान 
और सच्चा सगी न समझ कर उसकी फिज़ूल चाह न 
उठानी और जो सामान मोज से मुयस्सर आवे, उसका 
अपने मन मे अहकार न लाना और दीनता और गरीबी 
हमेशा चित्त मे रखनी । 


(१७) दुनिया के अमीर और बड़े आदमियो से बे 
जरूरत मिलने की आदत न करे। 


(१८) ख़ुशामदी और स्तुति करने वालो की बाते 
चित्त देकर न सुने और उनकी झूठी तारीफ पर अपने 
मन में न फूले, बल्कि उनको फौरन खुशामद और 
तारीफ की बाते बनाने से मना कर दे। 


(१९) दुनियादारो और कपटी भक्तो से मेल कम 
करना, नहीं तो यह धोखा देकर भक्ति की रीत और 
उसके कामों मे बर्ताव करने में कुछ न कुछ विघ्न 
डालेंगे । 

(२०) भक्ति की कार्रवाई में नुमायश और दिखावे 
और अपनी तारीफ कराने की नजर से कोई काम न 
करना क्योंकि उसका फल बहुत ओछा है। मुनासिब 
यह है कि जो काम करे, वह मालिक और सतगुरु की 
प्रसन्नता के लिये करे कि उसमे भक्ति और प्रेम की 
तरक्की होगी । 


| १७] तीसराभाग [२७५ | भाग 


(२१) मन और माया के छल और लुभाव से 
राधास्वामी दयाल और सतगुरु का बल लेकर जहाँ 
तक बने, होशियार रहना, क्योंकि साधन अवस्था में 
यह अकसर विघ्न डालते हैं और कनक कामिनी की 
चाट दिखला कर सच्चे अभ्यासी को रास्ते में रोकते हैं। 


(२२) जिस कदर अपने से बिला दिक्कत बन 
सके, जीवो के हित और उपकार में मदद देना, लेकिन 
सलगुरु और प्रेमी जन की सेवा मुकद्दम समझना यानी 
उसकी मुख्यता चित्त में रखना । 

(२३) प्रेमी और भक्त जन का भक्ति के कायदो के 
मुआफिक कार्रवाई और सेवा वगेरा में उमंग के साथ 
सग देना और आप भी भक्ति की रील में बर्लना। 

(२४) ससारी लोगों का डर और शर्म करके भक्ति 
की कार्रवाई नहीं छोड़ना | 

(२५) सलगुरु और प्रेमियों से अन्तर और बाहर 
सफाई से बर्तना और कपट न करना। 

(२६) अपने परमार्थ की तरक्की की चिन्ता और 
फिक्र दिल में हमेशा रखना और जिस कार्रवाई मे 
फायदा मालूम होवे वही काम करना। 

(२७) मालिक की याद दिल में जिस कदर बन 
सके, बढ़ाना । 


(२८) कुल्ल-मालिक और सतगुरु की प्रसन्नता, 
जेसे मुमकिन होवे, हासिल करना और इस बात का 
दिल मे खौफ और ख्याल रखना कि कोई काम ऐसा न 
बने कि जो उनकी मौज और मरजी और पसन्द के 
बर-खिलाफ होवे । 


| २७६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | २७६ ] प्रेम पत्र राधास्वामी 

(२९) अभ्यास के वक्‍त जहाँ तक बने, कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल और सतगुरु की दया का बल लेकर 
ससारी ख्यालो को मन में न आने देना और जो आवें 
तो हटाना। 

(३०) वक्तन फवक्तन चरन रस लेते रहना और 
अभ्यास जितनी दफे (चाहे थोड़ी देर हो) दिन रात में 
बन सके, दुरुस्ती से करते रहना, यहाँ तक कि उसका 
किसी कदर आधार हो जावे। 


२९ - इस दुनिया में भूल और भरम और गफलत 
का बड़ा जोर है। इस सबब से यह जितने अग कि 
ऊपर वर्णन किये गये, पढ़ कर या सुन कर किसी 
शख्स मे आसानी से नही आ सकते हैं जब तक कि 
(१) चेत कर अन्तर और बाहर सलसग न किया 


जावेगा और (२) जनम मरन और देहियों के साथ दुख 
सुख भोगने का खौफ मन मे न आवेगा और (३) दुनिया 
और उसके सामान को नाशमान और मालिक यानी 
कुल्ल करतार की कुदरत और कारीगरी को प्रकट देख 
कर, उसका खोज और उसके धाम मे पहुँच कर उसके 
दर्शनों का शौक पैदा न होवेगा। 

३० - जब ऐसा खौफ और शौक पैदा होगा, तब 
सतगुरु और सतसग की तलाश करके उसमे शामिल 
होगा ओर बचनों को चित्त से सुन कर और विचार कर 
उनके मुआफिक कार्रवाई करने की हिम्मत और इरादा 
मजबूत करेगा, तब अलबत्ता यह शुभ अग आहिस्ता २ 
आते जावेगे और विकारी और नाकिस अग जो सच्चे 
परमार्थ के हासिल होने में विघ्न कारक हैं, दूर होते 
जावेगे | 


| १७] तीसराभाग [२७७ | भाग 


३१ - अब मालूम करना चाहिये कि बिना मेहर और 
दया कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल के ऐसा खौफ 
और शोक जिसका ऊपर जिक्र लिखा गया और खोज 
सतगुरु और सतसग का किसी के दिल मे पैदा नही हो 
सकता और जिसके दिल मे ऐसा खौफ और शोक और 
खोज दुनिया के हालात और कारोबार पर नज़र करके 
और मौल का ख्याल लाकर पैदा हुआ उसी को मेहरी 
और सस्कारी और अधिकारी समझना चाहिये और 
उसी से सच्चे परमार्थ की कार्रवाई दुरुस्ती से बन 
पड़ेगी और वही शख्स दुनिया के रस्मी और झूठे 
परमार्थ से सच्ची नफरत करेगा । 


३२ - जिस मेहर और दया का जिक्र ऊपर इुआ, 
यह प्रथम दर्जे यानी शुरू की समझना चाहिये और वही 


मेहर और दया ऐसे शौकीन जीव को सतगुरु और 
सलसग से मिला देगी और वही मेहर और दया 
उसकी परमार्थी कार्रवाई के साथ दिन दिन बढ़ती 
जावेगी यानी वह शख्स दया के बल से शुभ अंगों को 
ग्रहण करता जावेगा और नाकिस और विकारी अगो 
को आहिस्ता २ छोडता जावेगा और अन्तर मे अभ्यास 
करके उसको रस और आनन्द मिलता जावेगा और 
डस तरह उसकी ताकत और परमाथी शोक और भक्ति 
की कार्रवाई दिन दिन बढ़ती जावेगी और फिर उसी 
का नाम सच्चा प्रेमी समझना चाहिये। 


३३ - ऐसे पूरे अधिकारी और प्रेमी जीव के दिल में 
तेज खटक अपने सच्चे उद्धार और प्राप्ति दर्शन 
कुल्ल-मालिक की पैदा होगी और दिन दिन ज्यादा तेज 
होती जावेगी और उसके साथ बैराग और अनुराग भी 


4 


| २७८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ७८ ] प्रेम पत्र राधास्वामी 


उसके चित्त मे बढ़ते ओर पकते जावेगे और राधास्वामी 
दयाल के चरनों की सरन भी गहरी और मजबूत होती 
जावेगी और फिर ऐसे प्रेमी पर राधास्वामी दयाल खास 
दया फरमा कर उसकी सुरत को अन्तर में चढ़ावेंगे 
और माया और काल के घेर से निकाल कर रफ्ता 
रफ्ता एक दिन घुर मुकाम मे पहुँचा कर उसका कारज 
पूरा कर देंगे यानी अपने दर्शन का परम आनन्द और 
बिलास बराशेंगे। 


३४ - मालूम होवे कि जो कोई इस बचन को पढ़ 
कर या सुन कर ऐसा ख्याल करेगा कि बगैर दया के 
कुछ नहीं हो सकता है और इस वास्ते मुझ को कुछ 
करना ज़रूर नहीं है, जो कुछ करनी दरकार होगी वह 
दया आप करा लेगी तो ऐसी समझ धारन करने वाले 


पर दया किसी तरह से नही आवेगी और वह आलसियों 
और काहिलों में शुमार किया जावेगा । 


३५ - इस वास्ते सब जीवो को मुनासिब और 
लाज़िम है कि दुनिया का हाल गौर से देख कर थोड़ा 
बहुत खौफ और शोक मन में लाकर, तलाश सतगुरु 
और सलसग की इस नजर से कि उनको पता और 
भेद कुल्ल-मालिक और उसके निज धाम का, जहाँ 
हमेशा का सुख और आनन्द प्राप्त होवे और दुक्खों से 
कतई बचाव हो जावे, करें और जब वे मिल जावें तब 
उनके बचन सुन कर और उपदेश लेकर, उनकी 
हिदायत के मुआफिक शौक और मेहनत के साथ 
कार्रवाई शुरू करें और विकारी अंगों से डर कर और 
शुभ अंगों की प्राप्ति की चाह उठा कर, जो जतन कि 
बलाया जावे, उस की कार्रवाई जहाँ तक मुमकिन होवे, 


2 


| १८] तीसराभाग [२७९ | भाग 


दुरुस्ती से करने का सच्चा इरादा और कोशिश करें 
तब राधास्वामी दयाल अपनी दया का बल देकर जिस 
कदर कार्रवाई जरूरी और मुनासिब है, कराते जावेगे 
और आहिस्ता आहिस्ता एक दिन उनका पूरा काम 
बनावेंगे, जैसा कि इन कडियो में लिखा है। 
|| कड़ी || 

मेहर दया करनी करवाई। 

करनी कर बहु मेहर बढ़ाई ।। 

करनी मेहर सग दोउ चलते। 

तब फल पूरा चढ़ चढ़ लेते।। 

३६ - और जो कोई ऊपर के लिखे के मुआफिक 
हिम्मत और इरादा मजबूत करके, कार्रवाई परमार्थ की 
अपने जीव के कल्यान के वास्ते शुरू नही करेंगे, वे 
खास मेहर और दया से खाली रहेंगे और फिर उनका 
काम भी जैसा चाहिये, दुरुस्ती से पूरा नहीं बनेगा। 


बचन १८ 


राधास्वामी मत और सुरत शब्द अभ्यास 
की महिमा और वर्णन बड-भागता उन जीवो 
की जो प्रीत और प्रतीत सहित अभ्यास कर 
रहे है।। 


१ - राधास्वामी मत सब से ऊँचा और गहरा है और 
उसका अभ्यास सुरत शब्द जोग का, सीधा ओर सहज 
और धुर पहुँचाने वाला है। इससे बढ़ कर कोई जुगल 
और अभ्यास रचना भर में नहीं है और इस को 


4 


| २८०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल ने इस समय में जीवों 
पर अति दया कर के आप प्रकट किया। 


२ - राधास्वामी मत में सच्चे कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी का भेद वर्णन किया है और उनका निज 
धाम ऊँचे से ऊँचे देश में समझाया है और अपनी धारो 
यानी किरनियों के द्वारे या वसीले से वे सब जगह 
मौजूद है, पर सिंहासन यानी लखत ऊचे से ऊँचे धाम 
मे है, जो कि अपार और अनन्त और अगाध और 
अथाह और अकह है। 


३ - रचना मे सामान्य और विशेष चैतन्य का भेद 
ब-सबब हायल होने माया के परदों के साफ नजर 
आता है, फिर राधास्वामी धाम महा विशेष चैतन्य का 
मुकाम है, जो कि महा निर्मल और महा आनन्द और 


महा प्रेम स्वरूप है और माया का जहाँ नाम और 
निशान भी नहीं है, क्योकि यह वहाँ से नीचे के देश में 
प्रकट हुई और उस देश में रचना के होने से पहिले 
चैतन्य का गिलाफ हो रही थी, यानी बतौर तह के 
उसको ढके हुई थी। 


४ - जितने मत कि दुनिया में जारी हैं, वे माया के 
घेर यानी हद्द मे खतम हो गये, और राधास्वामी मत का 
सिद्धान्त निर्मल चैतन्य यानी दयाल देश मे सच्चे 
कुल्ल-मालिक का निज धाम है और वहीं पहुँच कर 
सुरत का सच्चा और पूरा उद्धार यानी माया के जाल 
से निरवार और जनम मरन से छुटकारा हो सकता है 
और बाकी माया के देश में चाहे जैसे बढ़ से बढ़ कर 
सुख प्राप्त हो जावें, पर जनम मरन का चक्कर हमेशा 
जारी रहेगा । 


| १८] तीसराभाग [२८१ | भाग 


५ - सुरत शाब्द मार्ग से मतलब यह है कि सुरत 
यानी रूह को जो कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल की 
अस है और जो प्रथम धार और धुन रूप होकर 
राधास्वामी धाम से निकली और जगह जगह मडल 
बाँध कर रचना करती हुई पिंड मे उतर कर ठहरी है, 
शब्द यानी धुन की धार के साथ मिला कर उलटाना, 
और कुल्ल मडलों के पार निज धाम में पहुँचा कर 
विश्राम देना। 

६ - शाब्द या धुन से मतलब चैतन्य की धार से है 
जो असल में कुल्ल रचना की करता है और वही धार 
जब पिंड में आकर ठहरी, उस का नाम सुरत हुआ 
और ब-सबब उलट जाने इस की तवज्जह के बाहर की 
तरफ भोगो और पदार्थो मे और नीचे की तरफ पिंड मे, 
इस का बधन देह और दुनिया में हो गया है। जो कोई 
भेद समझ कर ओर जुक्ति का उपदेश लेकर सुरत का 
रुख इन लरफो से मोड़ कर ऊपर यानी इसके निज 
घर की तरफ धुन की डोर पकड़ कर यानी शब्द को 
चित्त लगा कर सुनते हुए प्रेम और शोक के साथ 
चलाना शुरू करे, तो वह राधास्वामी दयाल की दया 
और सतगुरु की मदद और कृपा से आहिस्ता आहिस्ता 
एक दिन माया की हद्द के पार अपने निज घर में पहुँच 
सकता है और जनम मरन और देहियो के दुख सुख से 
बच कर परम और अमर आनन्द को प्राप्त हो सकता 
है। यह फल सुरत शाब्द जोग के अभ्यास का है। 


७ - और कोई जुगल या अभ्यास कर के सुरत 
निज घर यानी धुर धाम में नही पहुँच सकती, क्योकि 
आदि जहूर चैतन्य का शब्द है और यही कुल्ल रचना 


| २८२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | २८२ ] प्रेम पत्र राधास्वामी 


का करता और उस की जान है। फिर इस धार को 
पकड़ के धुर धाम में पहुँचना मुमकिन है। और जितनी 
धारें हैं, वह माया के घेर से निकली और वहीं खतम हो 
ग्ड । उन में से कोई माया की हह के पार नही जा 
सकती है। और जो कि शब्द ही की धार चैतन्य और 
जान की धार और कुल्ल रचना की करतार है, इस 
वास्ते सुरत शाब्द मार्ग से बढ़ कर कोई अभ्यास रचना 
भर में नहीं है । 


८ - और जो कि सुरत शाब्द अभ्यास में प्राणों के 
रोकने या खींचने की कुछ जरूरत नहीं है, इस सबब 
से वह अब ऐसा आसान कर दिया गया है कि जो 
सच्चा शौक और प्रेम होवे लो स्त्री और पुरुष लड़का 
और जवान और बूढ़ा सब उसको जो थोड़ा बहुत शौक 


और प्रेम होवे, तो बगेर तकलीफ और खतरे के कमा 
सकते हैं और थोडे दिनो में उसका फल और फायदा 
देख कर और नित अभ्यास जारी रख कर, अपना 
परमार्थी भाग जगा और बढ़ा सकते हैं। 

९ - जो भेद कुल्ल-मालिक और रास्ते के मुकामों 
के मालिको का, और भी सुरत यानी जीव का, और 
तरीका उस को उलटा कर फिर निज धाम में पहुँचाने 
का शब्द को सुन कर, राधास्वामी मत में खोल कर 
कहा है, वह किसी मत में जो कि आज कल जारी हैं, 
पाया नही जाता और न बहुत से सवालों के जवाब 
जिन से पूरी तसल्ली हो जावे, सिवाय राधास्वामी मत 
के और किसी मत में मिल सकले हैं, इस वास्ते जो 
कोई कि इस मत के भेद और हाल को अच्छी तरह 
निर्णय करके समझ लेवे, उसकी गति कुल्ल जीवों से 


2 


| १८]... तीसरा भागा. [२८३ | भाग 


बढ़कर हो जावेगी यानी कुल्ल विद्यावान और चतुरा 
और सर्व मतों के आचार्य और पेशवा, उसको असल 
परमार्थ से बेखबर और नादान नजर आवेगे और 
जबकि वह अभ्यास सुरत शाब्द जोग का प्रेम और शोक 
के साथ शुरू करेगा, तो उसके फायदे का कुछ बयान 
नहीं हो सकता है यानी वह राधास्वामी दयाल की मेहर 
से एक दिन कुल्ल रचना को पार करके, महा प्रेम ओर 
महा आनन्द के धाम में पहुँच कर, जनम मरन के कष्ट 
और क्लेश से रहित हो जावेगा। 


१० - बड़ी खूबी और बड़ाई राधास्वामी मत और 
उसके अभ्यास की यह है कि इस में सब जीव किसी 
देश और किसी हालत और किसी पेशा और किसी 
मज़हब में होवे और चाहे गृहस्थ मे रह कर रोज़गार 


करते होवे या विरक्त या आजाद होवे, इस मत मे 
शामिल होकर उसका अभ्यास, जो थोड़ा भी शोक और 
प्रेम रखते हैं, आसानी के साथ कर सकते हैं और कोई 
दिन मे थोड़ा बहुत उसका रस और आनन्द अपने 
अंतर में हासिल कर सकते हैं। 


११ - यह मत और इसका अभ्यास अन्तरी और 
रूहानी है। अभ्यासी को इखितियार है कि चाहे जिस 
वक्‍त और चाहे जहाँ एकान्त मे आराम के साथ बैठ 
कर, और जो बैठा न जावे तो लेट कर, (बगैर दूसरे 
शख्स के जानने के) अभ्यास कर सकला है और यह 
बहुत जरूर नही है कि वह अपनी कोई ज़ाहिरी रस्म या 
कायदे या व्यवहार को बदले, बशर्ते कि उस कार्रवाई 
से उसके जाती फायदे के मतलब से, किसी को किसी 
किस्म का दुख या नुकसान न पहुँचता होवे। 


| २८४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ८४] प्रेम पत्र राधास्वामी 


१२ - राधास्वामी मत और उसके अभ्यास के आप 
कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु 
रक्षक और निगहबान हैं यानी जो कोई सच्चे मन से 
थोड़ा शोक लेकर, थोड़ी बहुत प्रतीत के साथ इस मत 
को कबूल करके सुरत शब्द के अभ्यास में लगेगा, उस 
पर राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु आप दया 
फरमाते हैं और अन्तर में परचे और मदद देते हैं कि 
जिस को परख कर अभ्यासी का शौक आहिस्ता २ 
बढ़ता जाता है और प्रीत और प्रतीत चरनो में और भी 
अभ्यास की जुगल में बढ़ती जाती है। 

१३ - और जो कि मतलब और मकसद राधास्वामी 
मत और उसके अभ्यास का यह है कि मन और सुरत 
दिन दिन अपने पिंड में बैठक के स्थान से ऊँचे की 
तरफ सिमटते और सरकते जावें और ऊँचे देश के 
शब्द और स्वरूप से मिल कर, दिन दिन रस और 
आनन्द ज्यादा से ज्यादा पाते जावें, तो जिस कदर 
अपनी बैठक के मुकाम से हटते जावेंगे उसी कदर 
दुनिया और उसके सामान की तरफ से चित्त उपराम 
होता जावेगा और राधास्वामी दयाल और सतगुरु के 
-चरनो में प्रीत और प्रतीत बढ़ती और पकती जावेगी । 
यही निशान सच्चे अभ्यास और सबूल सच्चे उद्धार का 
हे। 

१४ - यह बात अच्छी तरह से हर एक जीव को जो 
राधास्वामी मत में शामिल होवे, समझना चाहिये, कि 
डस मत के अभ्यासी पर ज्यो ज्यो वह अभ्यास करता 
जावेगा, वही हालत गुजरती जावेगी जो कि मरने के 
वक्त जीवों पर जब कि रूह का खिचाव दिमाग की 
तरफ होता है, गुजरती है यानी सहज सहज आखो की 


2 


| १८] तीसराभाग [२८५ | भाग 


पुतली को कि जिस में रूह की धार ठहर कर देह और 
दुनिया का काम कर रही है, अन्दर और ऊपर की 
तरफ उलटाया जाता है, और जिस कदर यह काम 
दुरुस्ती से बनता जाता है, उसी कदर सुरत देह और 
दुनिया से न्यारी होती जाती है ओर इधर के बधन ढीले 
होते जाते हैं। जब ऐसी हालत इस जिन्दगी में होने 
लगी और कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल की दया 
और उनका जलवा अन्तर मे मालूम होने लगा और 
ससार के भोग बिलास और मान बड़ाई से चित्त थोड़ा 
बहुत हट कर अलर अभ्यास यानी चरनो में ज्यादा 
शौक और प्रेम के साथ लगने लगा तो इस से ज्यादा 
और क्या सबूत सच्चे उद्धार का दरकार है। 


१५ - सच्चे प्रेमी अभ्यासी को ऊपर की लिखी हुई 
हालत और कैफियत से साफ यकीन होता जावेगा कि 
इसी सुरत शाब्द मार्ग की कमाई से एक दिन पूरा काम 
बन जावेगा और यह कि इस मार्ग का सूत कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल के चरनो से लगा हुआ है और इस 
मार्ग की कमाई करने वाले की वे आप रक्षा फरमाते है 
और खास दया उस पर फरमा कर दिन दिन उसकी 
तरक्की मे मदद देते हैं, फिर उसकी प्रीत और प्रतीत 
चरनों में ज़रूर बढ़ेगी और पुख्ता होती जावेगी और 
दुनिया और उसके सामान से जो कि नाशमान है और 
उसमें रस और आनन्द बहुत थोड़ा और दुख के साथ 
मिला हुआ है, जरूर अभावता और उदासीनता होती 
जावेगी । 


१६ - सच्चे प्रेमी अभ्यासी को राधास्वामी दयाल 
अपनी मेहर और दया से जब लब शब्द की असली 


| २८६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | २८६ | प्रेम पत्र राधास्वामी 


धुन सुना कर और अपना प्रकाश स्वरूप दिखा कर या 
सतगुरु रूप में दर्शन देकर, सुरत शाब्द मार्ग की बड़ाई 
और अपनी दया की जाँच और यकीन कराते हैं कि 
जिससे उसको साफ मालूम हो जावे कि वे हर दम 
उसके अग संग हैं और जब जब जरूरत होवेगी, 
उसकी मदद फरमावेंगे और उसकी सुरत को सब 
बधन ढीले कर के और अपनी गोद में बैठा कर यानी 
अपने सग लेकर और ऊचे देशा मे चढ़ा कर एक दिन 
निज घर में पहुँचा देंगे। 

१७ - सुरत की चढ़ाई पिड के परे यकायक और 
जल्दी नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें बहुत हर्ज और 
नुकसान और तकलीफ पैदा होने का खौफ है, लेकिन 
आहिस्ता २ कार्रवाई जारी रहने से अभ्यासी का बहुत 
फायदा है यानी उसको आनन्द और सरूर हजम होता 
जावेगा और मस्ती और इधर से बेहोशी नहीं होवेगी 
और दोनो काम दुनिया ओर परमार्थ के किसी दर्जे तक 
जारी रहेंगे और अभ्यास की तरक्की भी बराबर होती 
जावेगी | 


१८ - इस वास्ते सुरत शाब्द मार्ग के अभ्यासी को 
मुनासिब और लाज़िम है कि अपना अभ्यास प्रीत और 
प्रतीत के साथ बराबर जारी रक्खे और जल्दी और 
शिताबी न करे और न बहुत घबराहट और बेकली 
जिससे कि ना-उम्मेदी और निरासता पैदा होवे, मन में 
आने देवे, बल्कि दया का हाल दिन २ मुलाहिजा करके 
चित्त में दृढ़ विश्वास रक्खे कि राधास्वामी दयाल 
उसको किसी हालत में नही छोड़ेंगे और उसकी खबरगीरी 
और सम्हाल करते हुए एक दिन जरूर धुर घर में 

 पह्टुचा देगे। 


2 


| १८] तीसराभाग [२८७ | भाग 


१९ - अब ख्याल करना चाहिये कि जिस शख्स का 
सच्चा और पक्का इरादा दयाल देश मे पहुँचने का है 
और दुनिया और उसके सामान से चित्त किसी कदर 
उपराम हो गया है और माया की हद मे जिस कदर कि 
रचना है, उसमे वह चित्त से ठहरना नही चाहता है और 
राधास्वामी दयाल के शब्द स्वरूप, और भी सतगुरु 
रूप में, जिसका प्यार है और ऊंचे देश और धुर धाम 
मे पहुँच कर इन स्वरूपों के दर्शन का आनन्द और 
बिलास लेने को जिसके दिल मे चाह और तड़प लग 
रही है और माया के मसाले की देहियों से जिसको 
किसी कदर नफरत हो गई है, तो ऐसा प्रेमी अभ्यासी 
किस तरह माया की हद में ठहर सकता है, वह तो 
जरूर सतगुरु स्वरूप और शाब्द के साथ लिपट कर 
और दयाल देश में पहुँच कर विश्राम करेगा, चाहे यह 
काम एक जनम में पूरा होवे या दो मे और उस सूरत 
में वह कुछ आरसा सतो के दसवे द्वार यानी सुन्न मे जो 
कि माया की हद्द के पार है, कयाम करेगा और दूसरे 
जनम मे सतगुरु के सग आकर और उत्तम कुल में 
जनम ले कर फिर वही सुरत शाब्द मार्ग का अभ्यास 
जहाँ से छोड़ा है, शुरू करके अपना काम पूरा बनावेगा 
यानी सल गति को प्राप्त होकर राधास्वामी के चरनों में 
बासा पावेगा | 


२० - और जो शोक और प्रेम किसी कदर हलका 
रहा और करनी भी उसी मुआफिक बनती रही तो तीन 
जनम मे कारज बनेगा और इस सूरत मे पहिले जनम 
मे सहसदलकेंवल के ऊपर फिर दूसरे जनम में दसवें 
द्वार मे कोई दिन ठहर कर, तीसरे जनम में दयाल देश 

में पह्ुँचेगा और हर जनम में उत्तम कुल में पैदा होकर | 


| २८८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | २८८ |] प्रेम पत्र राधास्वामी 
और सतगुरु से मिल कर ब-दस्तूर अपना अभ्यास 
सुरत शाब्द मार्ग का जारी रक्खेगा और प्रीत प्रतीत और 
शौक हर जनम में बढ़ता जावेगा। 


२१ - ऊपर के बयान से मालूम होगा कि किस 
कदर महिमा और भारी गति राधास्वामी मत के अभ्यासी 
की है यानी वह एक दिन आत्मा और परमात्मा और 
ईश्वर और परमेश्वर और ब्रह्मा और पारब्रह्मा के धाम के 
ऊपर चढ़ कर और दयाल देश में पहुँच कर सल और 
परम संत गति को प्राप्त हो सकता है और तब उसकी 
गति इन सब से ज्यादा और भारी हो जावेगी। अब 
जीवो को इखितयार है कि राधास्वामी मत के भेद को 
सुन कर और ऐसे भारी दरजे के हासिल करने के 
वास्ते सलगुरु और राधास्वामी दयाल की सच्ची सरन 
लेकर सुरत शाब्द मार्ग के अभ्यास में दिलो जान से 
कोशिश करें और चाहे किसी मुकाम का माया की हद्द 
में इष्ट बॉध कर और वहाँ की जेसी कुछ कार्रवाई है, 
उसके मुआफिक अमल दरामद करके तिरलोकी के 
ऊँचे देश में रहें और चाहे दुनिया और उसके भोग 
बिलास में अटक कर स्वर्ग और मृत्युलोक की ऊँची 
नीची जोनों में भरमते रहें। 


बचन १९ 

वर्णन हाल मन की लरगो और ख्यालो 
का जो कि कर्म भर्म के सूक्ष्म रूप हैं और यह 
कि जब तक इनकी कमी और सफाई न 


_ 2 


३. 


| १९] तीसराभाग [२८९ | भाग 
होगी, तब तक मन और सुरत दुरुस्ती से 
अभ्यास में नहीं लगेंगे और प्रेम की तरक्की 
नहीं होगी और जतन काटने उन ख्यालों 
और तरगो और कर्मो का।। 
हाल पैदा होने और बिस्तार पाने मन के 
ख्यातो और तरगों का 


१ - मन का कायदा है कि जब इस मे किसी तरग 
की हिलोर उठती है, तब धार खड़ी होकर उस इन्द्रिय 
की तरफ को जिसके भोग की तरंग उठी हे, रवां होती 
है और जो वह भोग बाहर मौजूद होवे तो उस से मिल 
कर जैसा कुछ कि उसका रस है, मन को पहुँचाती है 
और जो वह भोग इत्तिफाक से उस वक्त मौजूद नही 
है तो मन उसका अनुमान करके अपनी धार के वसीले 
से जो इन्द्रिय घाट तक आई हे, ख्याली रस लेता है 
और उस वक्त उस भोग के रस का रूप हो जाता है 
और कोई दूसरा ख्याल उस वक्‍त नही रहता है और 
फिर उस भोग के हासिल करने के निमित्त अनेक तरह 
के जतन सोचता है और किसी कदर वक्‍त अपना इसी 
गुनावन मे खर्च करके ओर इरादा उस जतन के करने 
का बाँध कर उस ख्याल को छोड़ देता है। 


२ - जिस कदर अर्से तक कि मन इसी गुनावन 
और ख्याल मे लगा रहा, उस ख्याल और इरादे का कि 
जो उसने वास्ते जलन करने के किया, मनाकाश में 
गहरा नक्शा पड़ जाता है और फिर वही नकश उस 
इरादे के मुआफिक मन से बाहर कार्रवाई वास्ते प्राप्ति 
उस भोग के करावेगा और जब वह भोग प्राप्त होगा, 


4 


| २९०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


तब निहायत हर्ष और खुशी के साथ उस भोग में लिपट 
कर उसका रस लेगा और फिर इस कार्रवाई का भी 
नकश मनाकाश में ब-दस्तूर पड़ेगा और वह बार २ उस 
भोग के रस की याद दिला कर और हिलोर उठा कर 
ब-दस्तूर कार्रवाई और जलन यानी अंतरी और बाहरी 
कर्म करावेगा और इसी तरह कर्मों का सिलसिला 
बढ़ता जावेगा। 


३ - कुल इन्द्रियों के भोगों की चाह का पैदा होना 
और उनके प्राप्ति के लिये इरादा और फिर जतन का 
करना और उसके सुफल होने पर भोगों का रस लेना 
और फिर बारम्बार उसी किस्म की तरगें उठाना और 
उनके पूरे होने के वास्ते तदबीर और जलन करना, 
यही सिलसिला कर्म पैदा करता हे और इसी कार्रवाई 


के नकश पर नकश अलर में जमा होते जाते हैं और 
इसी का नाम कर्मो का दफ्तर हे। 

४ - यह तरंगें और उनके पूरे करने के वास्ते जो 
कुछ कि कार्रवाई की जावे, वह औरों के भोग बिलास 
देख कर या सुन कर या उनका हाल पढ़ कर पैदा 
होती हैं या अपने मन में नई उचग उठा कर जाहिर 
होती हैं और इनके सिलसिले की कोई हद्द नही है यानी 
जिस कदर सामान मुयस्सर आवे और जेसा सग मिल 
जावे तो इस किस्म की लरगे मिस्ल आरायश मकान व 
सवारी और लिबास और जेवर और जमा करने धन 
और माल और बढ़ाने अनेक तरह के सामान वगेरा के 
और लगाने बागात और बढ़ाने सामान ऐश और आराम 
और करना अनेक तरह के काम नामवरी और यादगार 


| १९] तीसराभाग [२९१ | भाग 


के, बे-शुमार पैदा होती हैं और इस तरह कर्मों का 
दफ्तर भी बहुत भारी हो जाता है। 


५ - यही सब नक्श जिनको कर्मो का दफ्तर कहा 
गया है, बराबर जीव से कर्म के बाद कर्म बे-तादाद 
कराते हैं और हर एक कर्म के सुख और दुख का भोग 
थोड़ा बहुत वक्‍त तरंग उठाने और उसका ख्याल करने 
और फिर उसका भोग करने के मन को अलर और 
बाहर मिलता है ओर जिस कदर कि शोक और जोर के 
साथ कोई कर्म किया गया है, चाहे वह आप को या 
दूसरों को सुखदाई है या दुखदाई, उसी कदर मजबूत 
नक्शा उसका दिल मे पड़ेगा और आइन्दा वह उसी 
तरह का एवज यानी फल अन्तर और बाहर देवेगा 
यानी अलर में लो वक्‍त सख्त तकलीफ और मौत के 
जब कि सुरत यानी रूह की धार का खिंचाव ऊपर की 
तरफ होवेगा और वह उन नक्शों के मुकाम से गुज़र 
करेगी, लब वे नकश जिन्दा होकर उसको कुछ देर 
अटकारवेगे और जैसा कुछ कि उनका भोग है (सुख या 
दुख और रस या तकलीफ) उसी मुआफिक फल देवेगे 
और उस वक्त सुरत यानी जीव जो कि संसारी है, 
कोई जलन उस दुख के हटाने का नहीं कर सकेगा 
और इसी तरह जब बाहर दुखदाई कर्मो का एवज 
मिलेगा, चाहे वह बतौर रोग या सोग के होवे या दूसरे 
के हाथ से (जिसको इस शख्स ने साबिक में दुख दिया 
है) तकलीफ पहुँचे, उसका पूरा फल भोगना पड़ेगा 
और चाहे जिस कदर जतन और तदबीर की जावे वह 
तकलीफ और दुक्ख बगैर पूरा भोग दिये नहीं हटेगी। 


| २९२] प्रेमपत्रराधास्वामी [ बचन | २९२ ] प्रेम पत्र राधास्वामी 

६ - और इसी तरह सुखदाई कर्मो का भोग अन्तर 
और बाहर मिलेगा और जो वह कर्म पूरे हैं तो बाहर 
बगेर जतन या तदबीर करने के उनका फल सुख रूप 
सहज में प्राप्त होगा और जो अधूरे हैं तो थोड़ा जतन 
और मेहनत करके हासिल होगा। 

७ - यह थोड़ा सा हाल शुरूआत और तरक्की 
सिलसिला कर्मो का बयान किया गया है। इसको 
बिस्तार करके कुल्ल कर्मो का हाल वक्‍त उनके बीजा 
पड़ने से और फिर जहूर करने और तरक्की पाने तक 
समझ लेना चाहिये। यही माया का जजाल है कि अनेक 
तरह के भोग और पदार्थ पेश करके और उनमें जीव 
को लुभा कर कर्मो के चक्कर में डालती है कि फिर 
जिसका सिलसिला दूर लक जारी रहे और उससे 
निकलना मुशकिल हो जावे और माया के घेर में 
बारम्बार देह धारन करके अपनी करनी और इरादे का 
फल भोगता रहे। 


८ - एक मिसाल दी जाती है कि जिससे ऊपर का 
लिखा हुआ हाल आसानी से समझ में आ जावे। जैसे 
कोई शख्स किसी की शादी की महफिल मे गया और 
वहाँ रोशनी और फर्श वगैरा और फुलवार की आरायश 
और आतिश-बाज़ी वगैरा देख कर मन में खुश हुआ 
और इरादा किया कि अपने लड़के की शादी में जो 
सामान मुयस्सर आवे तो उसी मुआफिक महफिल 
आरास्ता करे और फिर इस इरादे के पूरा करने के 
वास्ते अनेक जतन और मेहनत करके धन का पैदा 
करना और जोड़ना शुरू किया और जब वक्‍त आया, 
तब जिस कदर कि सामान मुयस्सर हो सका, थोड़ी 


2 


| १९] तीसराभाग [२९३ | भाग 

बहुत उसी के मुआफिक जेसा कि देखा था, महफिल 
तैयार की और जब उसकी तारीफ हुई, तब फिर 
डरादा किया कि आइन्दा उससे भी बढ़कर काम करे। 
इसी तरह सिलसिला इस कर्म का बढ़ता चला और 
फिर मालूम नही कि कब तक उसकी जिन्दगी मे जारी 
रहे और जो सामान कि मुयस्सर आने में कमी रही तो 
रज और अफसोस भोगना पड़ा और फिर भी उस 
इरादे को और उसके पूरा करने के वास्ते जलन और 
मेहनत को न छोड़ा यानी जो इस जनम मे खातिरख्वाह 
काम न बना, तो उस की आसा दूसरे जनम मे बाकी 
रही और फिर वही जतन और मेहनत करने लगा। इस 
तरह वह सिलसिला ब-दस्तूर जारी रहा। यह मिसाल 
बहुत थोड़े से हाल की है, लेकिन जीवो के मन में 
बे-शुमार तरंगे दुनिया के भोग बिलास और नामवरी की 
उठती रहती है और जो एक पूरी यानी खलम हो गई, 
तो फिर दूसरी और तीसरी पैदा हो गई, इस तरह कर्मो 
का चक्कर कभी खलम नही होता। 


९ - जो कोई कहे कि कर्मो का नक्शा केसे पड़ता 
है, तो उसका हाल यह है कि जैसे अक्सी तसवीर 
खीचने वाला यानी फोटोग्राफर जब तसवीर खीचता है, 
तब सूरज की किरन की मदद से अक्स शीशे पर 
पड़ता है, इसी तरह सुरत चैतन्य की रोशनी की मदद 
से मनाकार मे जो कि मुआफिक शीशे के है, जीव के 
ख्याल और कर्मो का नक्शा पड़ता हे, बल्कि बाहर के 
आकाश में भी अक्सी तसवीर खिच जाती है, चुनाचे 
समुद्र के किनारे के रहने वाले, वक्‍त सुबह या करीब 
शाम के आने वाले जहाज का अक्स आकाश मे देख 


| २९४]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | २९४ ] प्रेम पत्र राधास्वामी 
कर मालूम कर लेते है कि फलाना जहाज थोड़े अर्से में 
आने वाला है। 


१० - सिवाय इसके यह भी कैफियत रोजमर्रा 
जीवों पर गुज़र रही है यानी जब कोई कुछ मजमून या 
कलाम लिखना चाहता है या मकान बनाना चाहता है 
या मुसव्विर कोई तसवीर खीचना चाहता है या और 
कोई कारीगर कोई चीज बनाना चाहता हे, तो वह 
पहिले उस को अपने मन मे सोचता है और उस सोचने 
के वक्‍त नक्शा या खाका उस मजमून या मकान या 
तसवीर या चीज वगेरा का मनाकारश मे लिख जाता हैं, 
पीछे उस का नमूना वह बाहर लिखता है या बनाता है, 
ऐसे ही सब काम और ख्यालो का हाल समझ लेना 
चाहिये कि पहिले उनका नकश मनाकाश मे पड़ता है 
और फिर इन्द्रियों के वसीले से उनकी सूरत बाहर 
जाहिर होती है। 


जतन छुटकारा करने का कर्मो के चक्र से 


११ - अब गौर करने की बात हे कि ऐसे कर्म के 
चक्र और जजाल से जीव का छुटकारा कैसा मुशकिल 
है, सो सच्चा और पूरा निरवार बगेर राधास्वामी दयाल 
की सरन लेने और उनकी जुगल के अभ्यास करने के 
और किसी तरह मुमकिन नहीं है और वह जुगल सुरत 
शब्द जोग है जिस की कमाई करने से तीनो किस्म के 
कर्म यानी सचित प्रारब्ध और क्रियमान का सिलसिला 
सहज में कट सकता है और कुल्ल कर्मो का हिसाब 
कोई दिन में बेबाक हो सकता है। 


| १९] तीसराभाग [२९५ | भाग 


१२ - जितने मत कि दुनिया में जारी हैं वे अक्सर 
तो कर्म का उपदेश करते हैं और आसा सुख की इस 
लोक में या स्वर्ग वगेरा में बधवा कर, ब-दस्लूर माया 
के जाल और कर्म के चक्कर में फँसाते हैं। कोई २ 
बाहरमुख भक्ति मूरतों या निशानो की (जो कि जड़ है) 
कराते हैं और असल का भेद नहीं बताते। इस सबब से 
वे उपासक स्थूल और सूक्ष्म शारीर में चक्कर खाते 
रहते हैं और कर्म के जाल से निकलने नहीं पाते। 
कोई २ ग्रन्थ और पोथी पढ़ने और पढ़ाने मे अटकाते 
है और कोई ईश्वर या ब्रह्म या ख़ुदा का चिन्तवन और 
ध्यान कराते है लेकिन वह ध्यान बे-ठिकाने और ना-दुरुस्त 
रहता है क्योकि वह ईश्वर या ब्रह्म या खुदा को अरूप 
करार देकर आकाश-वल सर्व व्यापक बताते है और 
ध्यानी आकाश का तसव्वुर बाँध कर इसी चैतन्य के 
मडल में रहता है यानी माया के घेर के पार नहीं जा 
सकता और बाजे बाचक ज्ञान समझाते है यानी ख़ुद 
जीव को सर्व व्यापक ब्रह्म करार देते है और माया और 
उसके सामान को मिथ्या समझ कर कहते हैं कि जाना 
आना कुछ नहीं है, सिर्फ इतना चाहिये कि अपने लई 
ब्रह्मा स्वरूप मानने का विद? करें। इतनी ही कार्रवाई से 
जनम मरन से छुटकारा हो जाना मानते है। इन्होने भी 
धोखा खाया और उस चेतन्य के मडल से जो कि माया 
के संग रचना में फँसा हुआ है, बाहर नहीं गये। 


१३ - खुलासा यह कि यह सब मत वाले और खुद 
इनका ब्रह्म या ईश्वर या ख़ुदा (जो उनका सिद्धान्त 


१ - अभ्यास। 


| २९६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | २९६ | प्रेम पत्र राधास्वामी 

पद है) माया के घेर और चक्र में फँसा हुआ है। फिर 
डन लोगो का सच्चा निरवार काल और कर्म के घेर से 
किस तरह हो सकता है? अलबत्ता यह बात सिर्फ 
राधास्वामी मत के मानने और उसकी जुगल के कमाने 
से हासिल हो सकती है और इसका बयान शरह के 
साथ आगे लिखा जाता है। 


राधास्वामी मत के अभ्यास की कमार्ड से 


तीनो किस्म के कर्मो का असर घटना 
और दूर होना मुमकिन है 


१४ - मालूम होवे कि राधास्वामी मत का अभ्यास 
शब्द और स्वरूप के आसरे सुरत, रूह, की धार के 
अंतर मे उलटाने और चढ़ाने का है और उस धार का 
स्थान, वक्त जाग्रत के, आँखों की पुलली में है, सो 


उस धार के साथ पुतली भी उलटती है और जिस 
वक्त कि पुतली और वह धार थोड़ी भी उलटली और 
खिचती है, तो उसी वक्‍त देह और दुनिया का होश 
कम हो जाता है या उसकी बिलकुल सुध नहीं रहती है 
और हाथ पेर ऐठने लगते हैं और दाती भी बद हो जाती 
है और इन्द्रिया बल्कि मन भी शिथिल और बेकार हो 
जाते हैं। 

१५ - जब ऐसी हालत अभ्यास कर के थोड़ी बहुत 
पैदा होनी शुरू हुई, तो स्थूल और सूक्षम यानी अतर 
और बाहर कर्मो की कार्रवाई आप ही हलकी होती 
जावेगी और अन्तर में कुछ रस और आनन्द पाकर 
और मालिक की कुदरत और दया का मुलाहिजा कर 
के, अभ्यासी का चित्त ससार और उसके भोगों की 
तरफ से आप ढीला होता और हटता जावेगा और 


22 


| १९] तीसराभाग [२९७ | भाग 


दुनिया के रस फीके पड़ते जावेंगे और शौक तरक्की 
अभ्यास और हासिल करने विशेष रस का अन्तर में 
बढ़ता जावेगा और ससारी ख्वाहिशै घटती जावेगी और 
जो ज़रूरी सामान के वास्ते यह अभ्यासी कुछ कार्रवाई, 
मिस्ल रोजगार और पेशा वगैरा के, करेगा या चाह 
उठावेगा, तो उसमें हमेशा मालिक की मौज और दया 
की मुख्यता रक्खेगा और अपनी चाह को मालिक की 
मरजी के आधीन रवकरेगा। इस तरह क्रियमान कर्मों में 
अभ्यासी का बंधन बहुत कम या बिल्कुल नही होवेगा 
यानी सिलसिला कर्मो का आइन्दा के वास्ते बद हो 
जावेगा | 


१६ - प्रारब्ध कर्म उनको कहते हैं जिन का फल 
इस जिन्दगी में भोगना होगा, सो उनका असर 


कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल की दया से बहुत 
हलका हो जावेगा यानी जिस कदर अभ्यासी को अपनी 
सुरत को आख के मुकाम से हटाने की ताकत हासिल 
हुई है, उसी कदर वह देह और दुनिया से न्यारा होता 
जाता है और जो कि जाग्रत मे आँखों का स्थान सुरत 
की बैठक का है, और वही सुख दुख के भोग और कर्म 
करने का स्थान हे, इस वास्ते जिस कदर कि रूह की 
धार इस मुकाम से अभ्यास की मदद से हटती जावेगी, 
उसी कदर दुख सुख कम व्यापेगा। इस तरह प्रारब्ध 
कर्म का भोग हलका और कम होता जावेगा। 

१७ - अब बाकी रहे सचित कर्म जो कि अभी नक्शा 
यानी बीज रूप मनाकाश मे धरे है और कर्म कराने या 
फल देने को आइन्दा तैयार होगे, सो यह कर्म जैसा कि 
अभ्यासी की सुरत मनाकाश को छेद कर ऊंचे को 


4 


| २९८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | २९८ ] प्रेम पत्र राधास्वामी 


चढ़ती जावेगी, रास्ते में गुनावन और ख्याल रूप पेशा 
होकर, थोड़ी देर मे अपना भोग और फल देकर नष्ट 
होते जावेगे यानी जो अभ्यास शोक के साथ दुरुस्त बन 
पड़ा तो अभ्यासी की सुरत कुछ अर्स में मनाकाश के 
पार हो जावेगी और संचित कर्मो का दफ्तर साफ हो 
जावेगा | 


१८ - इस तरह राधास्वामी मत के अभ्यासी के 
कुल्ल कर्म एक या दो जनम मे कट सकते है, और जो 
जरा शोक और अभ्यास सुस्त रहा और ससार के भोगों 
की बासना थोड़ी मन में धरी रही तो तीन जनम में 
जरूर सफाई हो जावेगी और सुरत घट मे ऊँचे देश में 
चढ़ कर शब्द और स्वरूप का रस और आनन्द लेवेगी 
और लब निर्मल प्रेम और उसके साथ अभ्यास भी दिन 
दिन बढ़ता जावेगा। 


दुनिया के ख़्यालो और तरगों को परमाथी 
चिन्तवन और उमंग के साथ बदलना चाहिये, 
लब थोडा बहुत रस और आनन्द 
अन्तर में मिलेगा 


१९ - अब समझना चाहिये कि जितने कर्म आदमी 
बाहर करता हे, प्रथम वह अतर मे ख्याल रूप पैदा होते 
है और वही ख्याल तरंग या धार रूप होकर इन्द्रिय के 
मुकाम पर अपने भोग का रस मन को देते है और मन 
वक्‍त उठने ख्याल या तरंग के, उसी तरंग और उसके 
भोगा और रस का थोड़ा बहुत रूप हो जाता है और 
दूसरी बात या काम की उस वक्‍त उसको कुछ सुध 
नहीं रहती और जब कोई उसकी तरंग के विस्तार और 


| १९] तीसराभाग [२९९ | भाग 

उसके भोग के रस लेने मे विघ्न डाले वह उस वक्त 
बहुत बुरा और दुश्मन नज़राई देता है और जो मदद 
देवे, वह प्यारा और मित्र ख्याल किया जाता है। यह 
हालत कुल्ल जीवो पर दुनिया में रोजमर्रा बर्त रही है, 
लेकिन इसकी कार्रवाई अन्तर मे इस तरह जल्द और 
सिलसिलेवार होती है कि किसी को उसकी खबर भी 
नही पड़ती है। 


२० - दुनिया में जब जीव को किसी भोग का रस 
मिलता है तो फिर बार बार उसी रस के प्राप्ति की चाह 
उठा कर जलन करता है और जो इत्तिफाक से जलन 
करके भी वह भोग प्राप्त न होवे, तो उसका ख्याल उठा 
कर और गुनावन करके थोड़ा बहुत रस, धार के उठ 
कर इन्द्रिय घाट तक आने का, लेता है। 


२१ - अब जो कोई सच्चा शौकीन परमार्थ का है 
उसको चाहिये कि अपने मन और सुरत की धार को नो 
द्वार यानी इन्द्रियो के मुकाम से हटा कर दसवे द्वार की 
तरफ जो मस्तक में है (और जिस द्वारे से सुरत की 
धार पिंड में आकर नेत्रो मे ठहरी है) संतों की जुगत के 
मुआफिक शाब्द और स्वरूप के आसरे उलटाना शुरू 
करे यानी पहिले परमार्थी रस लेने का ख्याल मन मे 
उठा कर जो जुगत कि बलाई गई है उसके मुआफिक 
अभ्यास में बैठे। तब उसके ख्याल के मुआफिक जेसा 
वह तेज़ और मज़बूत होगा, मन के स्थान से धार उठ 
कर ऊंचे की तरफ रवां होगी और जिस कदर कि वह 
चल कर रास्ते के स्थान पर ठहरेगी या उसी तरफ की 
गुनावन करती रहेगी, उसी कदर उस धार के ऊँचे देश 
के चैतन्य से मिलने का रस आवेगा। 


न 


| ३००] प्रेमपत्रराधा्वामी [बचन | ०० ] प्रेम पत्र राधास्वामी 


२२ - यह रस बहुत निर्मल और साफ है ओर थोड़ी 
सी तवज्जह अंतर में करने से मिल सकता है। जब 
इसकी थोड़ी बहुत कैफियत मालूम होगी यानी मन को 
कुछ मज़ा आवेगा और उसके नशे और सरूर का रस 
मालूम पड़ेगा, लब बार बार उसी रस लेने के इरादे से 
अभ्यास करेगा और फिर यही हालत बढ़ती जावेगी 
यानी शौक और प्रेम दिन २ तरक्की करता जावेगा। 


२३ - इस वास्ते हर एक सच्चे परमार्थी को 
मुनासिब है कि जब जब फुरसत और मोका मिले, तब 
सच्ची तरंग अंतर में परमार्थी रस लेने की उठा कर 
अभ्यास शुरू करे और जेसे दुनिया के कामों मे जब 
किसी काम का ख्याल करता हे तो उस वक्‍त उसी का 
रूप हो जाता है और दूसरी बात की सुध नही रहती है, 


इसी तरह अभ्यास के वक्त भी सिर्फ परमार्थी ख्याल 
को पक्का करके भजन या ध्यान करे और किसी दूसरे 
काम या बाल का जहाँ लक मुमकिन हो ख्याल न लावे, 
तो ज़रूर थोड़ा बहुत रस अभ्यास मे मिलेगा और फिर 
उसका शौक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जावेगा । 

२४ - सिवाय अभ्यास के वक्त के और वक्तो मे भी 
चार पॉच मिनट या ज्यादा अपने चित्त को मुकाम और 
स्वरूप या शाब्द का अंतर में ख्याल करके वहाँ जोड़ता 
रहे, तो इतनी ही देर में कुछ रस मिलेगा और यही 
कार्रवाई जब जब ख्याल आ जावे कई बार दिन और 
रात में करे और उससे फायदा उठावे यानी रस लेवे 
तब थोड़ी बहुत खबर अतर के आनन्द की पड़ेगी और 
उसका शौक बढ़ेगा । 


| १९] तीसराभाग [३०१ | भाग 


२५ - जब ऊपर कही हुई कार्रवाई और मामूली 
अभ्यास से कुछ कुछ रस मिलेगा और राधास्वामी 
दयाल की दया और क़ुदरत थोड़ी बहुत नज़र आवेगी 
तब किसी कदर प्रेम उनके चरनों में पैदा होगा और 
दर्शनो का शौक बढ़ेगा और फिर अभ्यास भी ज्यादा 
दुरुस्ती से बन पड़ेगा ओर रफ्ता रफ्ता उसके रस और 
आनन्द का इस कदर आधार हो जावेगा कि दिन रात 
मे बगेर दो चार बार अभ्यास का रस लेने के चैन नहीं 
आवेगा और विरह और शोक ज्यादा होता जावेगा। 

२६ - ऐसी करनी से दिन २ मेहर और दया भी 
बढ़ती जावेगी और उसके साथ प्रेम और करनी भी 
बढ़ती जावेगी और रफ़्ता २ एक दिन काम पूरा बन 
जावेगा | 

दुनियावी ख्यालों की किसमें और उनके 

हटाने की जरूरत वास्ते सफार्ड अतर 
ओर दूर करने दुर्ड और कपट के 
कि जो परमार्थ से ज्यादा 
विघ्न कारक है। 

२७ - अब मालूम करना चाहिये कि ऐसी करनी या 
अभ्यास कि जिसका जिक्र ऊपर हुआ, दुरुस्ती से कैसे 
बन सकता है यानी जिस वक्त कि परमार्थी कार्रवाई 
का ख्याल उठे, उस वक्‍त किसी और ख्याल या बात 
की तरंग मन में नहीं उठानी चाहिये, तो उस परमार्थी 
ख्याल का रूप दुरुस्त बनेगा यानी धार दसवें द्वार की 
तरफ उठ कर रवाँ होगी और जो दूसरी किस्म की 
तरगे उस वक्त पैदा होवेगी तो अनेक धार पैदा होकर 


| ३०२]. प्रेमपत्रराधास्वामी [ बचन | ३०२ ] प्रेम पत्र राधास्वामी 


बाहर या नीचे की लरफ जारी हो जावेंगी और उस 
परमार्थी धार का रूप बिगड़ जावेगा और इस सबब से 
उस का कुछ रस नही आवेगा क्योकि मन दूसरी धारों 
मे लिपट कर उन्ही का रूप बन जावेगा और उन्ही का 
रस लेवेगा। 


र८ - इस वास्ते सच्चे परमार्थी को चाहिये कि 
जितने ख़यालात गैरों के ताल्लुक के हैं और या अपनी 
पिछली जिन्दगी के कामों से ताल्लुक रखते हैं, जहाँ 
लक मुमकिन होवे, बिल्कुल अपने मन से भुला देवे और 
वक्त अभ्यास के खास कर ओर दूसरे वक्तो में भी ऐसी 
अहतियात की आदत डाले कि उस किस्म के ख्यालों 
को अपने मन में न उठने देवे और जो पैदा होवें तो 
उनको जल्द हटावे। 


२९ - दूसरी किस्म के ख्याल जो मन में पैदा होते 
है, वह मन और इन्द्रियों के भोगो और दुनिया की मान 
बडाई और नामवरी के हैं। इनकी निसबल भी वक्त 
भजन के खास कर और दूसरे वक्तो मे भी वैसी ही 
अहतियाल जरूर है कि फिज़ूल तरगें न उठने पावे। 
जिस कदर कि इस शख्स के घर गृहस्थ और देह के 
कारोबार और रोज़गार के ताल्लुक जरूरी ख्याल हैं, 
उनके उठाने और उनकी कार्रवाई जारी करने में 
मुकर्ररा वक्तों पर कुछ हर्ज नहीं होगा लेकिन इस 
किस्म की लरगे फिज़ूल और बे-जरूर और बे-वक्त 
उठाना मुनासिब नहीं है और जब वे ज़ाहिर होवें, बल्कि 
जब उनकी हिलोर उठे, उसी वक्‍त से उनके रोकने 
और हटाने की मन को आदत डालना चाहिये, ताकि 


| १९] तीसराभाग [३०३ | भाग 
भजन और ध्यान और बानी के पाठ के वक्‍त वे जोर न 
करने पावें। 


३० - तीसरी किस्म के ख्याल वे हैं कि जो ब-सबब 
ईर्षा या बेर और विरोध या लड़ाई और झगड़े या अपनी 
या दूसरे की हक-लल्फी की वजह से पैदा होवें। यह 
ख्याल अक्सर झूंझल और गुस्से और गरमी के भरे हुए 
होते हैं और जिस वक्‍त कि यह उठते हैं, निहायत 
तकलीफ ख्याल करने वाले को देते हैं और उस के 
सुरत और मन को बिखेर देते हें और फैला देते हैं कि 
फिर वह उस वक्त काबिल परमाथी बल्कि दुनिया की 
कार्रवाई के भी (जब तक कि ठंडा न होवे) नहीं रहता। 
परमार्थी शख्स को इस किसम के ख्यालों से बचना 
बहुत जरूर है, नहीं तो उसका नुकसान होगा और 
जहाँ तक बने, किसी से झगड़ा या तकरार न करना 
और थोड़ी तकलीफ और नुकसान की एवज़ में बदला 
लेने का इरादा न करना और हर एक की दुनिया की 
तरक्की को मालिक की मौज से होना समझ कर इर्षा 
और विरोध न करना चाहिये और जिस किसी से पुरानी 
ना-मुआफकल या अदावत चली आती है, उसका ख्याल 
अपने दिल से निकाल कर जो मुमकिन होवे और 
मुनासिब मालूम पड़े तो आपस मे मेल कर लेना बेहतर 
होगा। 

३१ - चौथी किस्म के खयालात वे हैं कि जो एक 
तरंग के अंग २ से अनेक और बे-सिलसिले खुद-ब-खुद 
और बगैर इरादे इस शख्स के पैदा हो कर अर्से तक 
मन को अपने चक्कर में डाल कर घुमाते हैं। इनका 
कोई रास स्वरूप नहीं है और न उन से कोई खास 


| ३०४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ०४ ] प्रेम पत्र राधास्वामी 


मतलब निकलता है और न किसी तरह का रस मिलता 
है, मुफ्त वक्‍त बरबाद जाता है और मन की ऐसी 
कार्रवाई बिल्कुल बे-फायदा होती है। ऐसी तरगो के 
उठते ही रोकने और हटाने की आदत डालना बहुत 
जरूर है, नहीं तो जो उन की धार एक बार जारी हो 
गई तो फिर खबर नहीं कि कितनी देर तक मन उनमे 
भरमता रहेगा और उस वक्‍त इस शख्स को होश भी 
नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ। 


३२ - इस चौथी किस्म की लरगों का हाल ख्याल 
करने वाले को बहुत कम मालूम पड़ता है। जैसे जब 
पॉच चार आदमी एक जगह बैठ कर बात चीत करने 
लगे, तो उस वक्‍त एक शख्स की बात के अग २ यानी 
लफ्ज लफ्ज से हर एक शख्स अपने हाल और तबीअत 
और तजरुबे के मुआफिक एक एक नई बाल याद 
करके कहना शुरू कर देता है और फिर इसी तरह 
उसकी बात के लफ्जों से ओर नई बाते पैदा होती चली 
जाती हैं, यहाँ तक कि घटे गुज़र जावे और बातें खलम 
न होवे और कोई भी यह नही कह सकता कि कौन सी 
बाल पहिले शुरू हुई और केसे २ उससे नई बातें पैदा 
होकर सिलसिला बढ़ता चला गया। ऐसे ही मन अलर 
मे एक ख्याल के अग से अनेक ख्याल और बातें पैदा 
करके, उनके सिलसिले को बे-इरादा और बे-मललब 
बेहोश आदमी की तरह से (जो कि बे-सरोपा गुफ्तगू 
करता है) बढ़ाता चला जाता है और आप इससे कि मैं 


~ s 


क्या कर रहा हूँ, बे-खबर रहता है। 


| १९] तीसराभाग [३०५ | भाग 

३३ - पाँचर्वी किस्म की लरगें वह हैं जिनको 
मनोराज कहते हैं यानी उसमें मन अनेक तरह की 
ख्वाहिशें मान और बड़ाई और हुकूमत और भोग और 
बिलास और जमा करने अनेक तरह के सामान और 
तरक्की कुटुम्ब और परिवार वगैरा २ के उठा कर, 
अपनी चाह के मुआफिक उनको अपने ख्याल ही मे पूरा 
करके उनका रस लेता है और उस वक्‍त हर एक 
किस्म की हालत जो कि उस सामान वेरा के हासिल 
होने पर पैदा होती, उस ख्याल करने वाले शख्स पर 
ज्यो की त्यो गुजरती है ओर ऐसी कैफियत जाहिर होती 
है कि ख्याल करने वाले का ज्यो का त्यों रूप, उसके 
ख्याल के मुआफिक बन जाता है और मन उस ख्याली 
सामान का भोग पूरा करके रस लेता है और मगन 
होता है। यह एक अजीब हालत नशे ओर सरूर की है 
कि जब तब हर एक शख्स के अतर में पैदा होती रहती 
है और जब यह भजन के वक्त पैदा होवेगी, तो 
बिल्कुल अभ्यास का होश भी नहीं रहेगा और जब घटे 
दो घटे बाद होश आवेगा, तब यह भी खबर न होगी कि 
इस वक्त मैने भजन किया कि मनोराज करता रहा। 


३४ - प्रेमी अभ्यासी को मुनासिब और लाजिम है 
कि पहली और तीसरी और चौथी और पाचवी किस्म 
की तरंगों को, जहाँ तक मुमकिन होवे, बिल्कुल न 
उठने देवे, बल्कि उनका बीजा भी अपने मन से 
आहिस्ता २ निकाल देवे और दूसरी किस्म की लरगें 
जरूरत के मुवाफिक और मुनासिब तौर पर उठावे ओर 
जिस कदर बने, जल्द उनकी कार्रवाई करके फारिग 


| ३०६ |. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ३०६ |] प्रेम पत्र राधास्वामी 


हो जावे, तब मन और सुरत निर्बन्ध और हलके होकर 
अभ्यास में दुरुस्ती के साथ लगेंगे और अंतर में रस 
और आनन्द भी मिलेगा और जब तक फिज़ूल और 
बे-फायदा तरंगें नहीं हटाई जावेंगी लब तक मन और 
उसके साथ सुरत नीचे और बाहरमुखी धारो के साथ 
लिपटे और अटके रहेंगे और न तो सिमटेंगे और न 
दसवें द्वार की तरफ सरकेगे और जो हिदायत कि 
अभ्यास की निसबल की गई है, उसकी कार्रवाई जैसा 
कि चाहिए, दुरुस्त नही बन पड़ेगी और न उसमें जल्द 
तरक्की होगी । 


३५ - सच्चे परमार्थी को इस बात की भी अहतियात 
रखनी चाहिये कि बे-मतलब और बे-जरूरत बात चील 
मे किसी की बुराई भलाई यानी निदा स्तुति न करे और 


न दूसरे की ज़बान से, जहाँ तक मुमकिन होवे सुने 
बल्कि जब कभी ऐसा इत्तिफाक पेश आवे लो दूसरों की 
बुराई भलाई देख कर या सुन कर अपने मन को 
नसीहत करे कि उसी किस्म की बुराई की बातों से 
बचना इखितयार करे और भलाई की बातो को अपने 
वास्ते नमूना समझ कर उनके मुआफिक आप भी 
कार्रवाई करे । 


३६ - ऐसे ख्यालो का जिनका जिक्र ऊपर लिखा 
गया, मन में जमा होने और दौरा करने का नाम 
मलीनता और चचलता है और जब तक यह विकार दूर 
न होंगे या कम न होते जावेंगे, तब तक सफाई का 
आना और भजन का दुरुस्ती से बनना मुश्किल है। 


३७ - जो जो ख्याल कि मन मे ऊपर की किस्मो 
के पैदा होते हैं, असल में यही सूक्षम कर्म और भर्म हैं। 


न 


| १९] तीसराभाग [३०७ | भाग 


जब उनकी कार्रवाई बाहर की जाती हे, तब उन कर्म 
और भर्म का रूप बाहर बनता है और हर एक शख्स 
उनको देखता है लेकिन जब तक कि वह ख्याल रूप 
मन में धरे हैं, चाहे वे शुभ या नेक हैं और चाहे अशुभ 
या बद है, दूसरा कोई उनसे वाफिक नहीं हो सकता 
अलबत्ता मालिक अलतरजामी उनको देखता है और जो 
शख्स ख्याल करने वाला होशियार है तो, वह अपने 
मन की हालत को आप जान सकता है। 


३८ - इससे जाहिर है कि किसी आदमी के असली 
रवास और चाल चलन और मन की हालत से कोई 
शख्स वाफिक नहीं हो सकता, जब तक कि उसके 
र्यालों का स्वरूप बाहर प्रकट न होवे। यह हाल सही 
सही उस वक्त मालूम हो सकता है कि जब उससे 
किसी को काम पड़े या किसी किस्म के व्यवहार का 


बर्ताव पेश आवे। उस वक्‍त खबर पड़ती है कि फलाना 
आदमी असल में सच्चा है या झूठा और नेक है या बद। 


३९ - जाहिरी कार्रवाई और चाल चलन और 
व्यवहार वगैरा से किसी शख्स का असली हाल पूरा 
पूरा सही नहीं मालूम हो सकता, क्योंकि ब-सबब खौफ 
हाकिम और उसके कानून के, और भी खौफ और 
शरम बिरादरी और दोस्त आशनाओं और पड़ोसियों 
के, और खौफ नुकसान रोज़गार और पेशे के, आदमी 
के बहुत से असली खवास और खसलत छिपे रहते हैं, 
लेकिन जब उसको मोका मिले और किसी किस्म का 
खौफ ज्यादा न मालूम पड़े, तब वह अपनी जाहिरी 
कार्रवाई के बिल्कुल बर-खिलाफ बर्तने को तैयार हो 
जाता है या बर्तावा करने लगता है, तब खबर पड़ती है 
कि अदरूना उसका कैसा है। 


2 


| ३०८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ०८ |] प्रेम पत्र राधास्वामी 


४० - इस वास्ते पूरा २ एतबार सब तरह की 
कार्रवाई और व्यवहार मे उस शख्स का हो सकता है 
कि जिसके दिल में खौफ अपने सच्चे कुल्ल-मालिक 
का यानी उसकी अप्रसक्ता और अपने परमाथी नुकसान 
का, बसा हुआ है। वह हर वक्त और हर हालत में और 
हर एक से सच्चा बर्तेगा और उसका अंतर और बाहर 
यकसाँ होगा और जो कि दुनिया के खौफों के सबब से 
थोड़ी बहुत दुरुस्ती के साथ अपना जाहिर बनाये हुये 
रखते हैं, उनका, वक्त कम होने उन खौफों के, पूरा 
ऐलबार और भरोसा नही किया जा सकता है, क्योकि 
उस वक्त वे अपने अदरूनी ख्यालात के ब-मूजिब बे- 
धड़क और बे-खौफ बर्लने को तैयार हो जावेगे। 


४१ - सच्चे परमार्थी को अपने मन की चाल चलन 
और उसके रखवासों को अपने अतरी ख्यालात और 
तरगो से जॉचना चाहिये और जब तक कि अतर में 
सफाई न होवे और सच्चे मालिक और सतगुरु का 
खौफ दिल में पैदा न होवे, और परमार्थी नुकसान के 
बचाने की पक्ष मन में न आवे, लब तक अपने लई 
गुनहगार और विकारों से भरा हुआ समझ कर जतन 
उनके दूर करने का जेसा कि सतों ने फरमाया है, 
करता रहे और जब लब चरनों में राधास्वामी दयाल 
और सतगुरु के प्रार्थना और फरियाद भी करता रहे। 
उनकी मेहर और दया से आहिस्ता २ सफाई होती 
जावेगी और उसी कदर भजन का रस भी मिलता 
जावेगा कि जिससे शौक और प्रेम बढ़ता जावेगा। 


४२ - इसमें कुछ शक नहीं कि बगैर राधास्वामी 
दयाल की दया के, जीव की ताकत नही है कि अपने 


| १९] तीसराभाग [३०९ | भाग 

बल से यह काम कर सके, लेकिन जो वह बचन सुन 
कर और समझ कर सच्चा इरादा इस बात का करेगा 
कि विकारों को दूर करके और प्रेम की दौलत हासिल 
करके एक दिन राधास्वामी दयाल के चरनो में पहुँच 
कर, अमर और परम आनन्द को प्राप्त होऊ और जो 
जुगल कि राधास्वामी दयाल ने फरमाई, उसकी कार्रवाई 
और अभ्यास थोड़ी बहुत प्रीत और प्रतीत के साथ शुरू 
करेगा और अपने मन और इस्त्रियो की थोड़ी बहुत 
सम्हाल ओर निगहबानी शुरू कर देगा तो कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल अपनी दया से उसको मदद देते 
जावेंगे यानी आहिस्ता आहिस्ता उसका प्रेम बढ़ाते 
जावेगे और एक दिन निर्मल करके अपने चरनो में 
बासा देवेगे। 


४३ - जिस कदर कि प्रेम राधास्वामी दयाल के 
चरनो का बढ़ता जावेगा, उसी कदर मन और सुरत 
सिमट कर अलर में चढ़ते जावेगे और विकारी अग 
और जितने कि फिजूल ख्याल और तरंगे है, वह सहज 
मे आप ही झड़ते जावेंगे और दिन दिन सफाई होती 
जावेगी और एक दिन काम पूरा बन जावेगा। 


बचन २० 


वर्णन भूल और भरम और निर्बलला 
जीव का और यह कि बिना मेहर और दया 
कुल्ल-मालिक और सत सतगुरु के और 
अभ्यास उस करनी के कि जो वे बतावें, 


4 


| ३१०]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
5 उलट कर निज घर मे पहुँचना यानी 
सच्चा उद्धार मुमकिन नहीं है। 

१ - जीव को इस देश में आये हुए बहुत अर्सा 
गुज़र गया और बहुत से जनम इसने धारन किये और 
अनेक किस्म के सग और सोहबत मे रह कर, तरह २ 
के खवास और स्वभाव इसके मन मे पैदा हो गए, यहाँ 
तक कि अपने निज मालिक सत्तपुरुष राधास्वामी दयाल 
को जिनकी यह अस है और निज धाम को जहाँ का यह 
असल में बासी है, बिलकुल भूल गया और इसी देशा 
को अपना वलन और इसी देह को अपना स्वरूप और 
यहाँ के सग सोहबल को अपना प्यारा सग समझ कर 
इन्हीं में बर्लने लगा और यहाँ ही के भोग बिलास को 
अपने आनन्द और सरूर का वसीला जान कर उनके 
हासिल करने के लिये मेहनत और कोशिश करता है 
और जब वह प्राप्त होवे तो उन में मगन होकर बर्तता 
है ओर आम तोर पर सिवाय दुनिया ओर उसके सामान 
के विस्तार और तरक्की के, और कोई ख्वाहिश जबर 
दिल में नही लाता है। 

२ - इस कदर उतार सुरत का पिंड में नीचे की 
तरफ हो गया है और इस कदर तमोगुन यानी गफलत 
भूल और भरम ने इसको घेर लिया है कि जो कोई 
निज घर का पता जनावे या उसकी महिमा सुनावे, तो 
इसकी तवज्जह ऐसे बचनों की तरफ बहुत कम आती 
है और मन में शक और शुभे इस कसरत से भरे हुए 
हैं कि जब तक कोई अर्सा यह सच्चे भेदी और निज 
घर के पहुँचे हुए या पहुँचने के जतन करने वालों का 
संग न करे, लब लक वे भरम और सदेह दूर नहीं हो 
सक्ते और सच्चो के बचन की प्रतीत नही आ सकती | 


| २०] तीसराभाग [२११ | भाग 


३ - एक भारी सबब प्रतीत न आने का यह भी है 
कि इस दुनिया मे बहुत से पाखडी और रोजगारी लोगों 
ने सच्चो की नकल करके, अपने लई पुजवाने या 
अपनी मान बड़ाई और धन पैदा करने के लिये दूकान 
खोल कर, जीवो को अनेक लरह के धोखे दिये और 
उनका धन जिस कदर बन सका, खींचा और तरह २ 
के बचन परमार्थी अपनी बुद्धि और चतुराई से गढ़ कर 
और कुछ इशारा सच्चो के बचन का लेकर अनेक तरह 
की पूजा जारी करी और अनेक इष्ट जीवो को बॅधवाये 
कि जिसके सबब से परमार्थ में अनेक गिरोह और 
फिरके होगये और उनका आपस में मेल और इत्तिफाक 
न रहा, बल्कि लड़ाई और झगड़े और दुश्मनी आपस 
मे इस कदर बढ़ गई कि एक दूसरे का खंडन करने 
लगा और हर एक गिरोह अपने लई सच्चा और पूरा 
और दूसरों को झूठा और ओछा समझने और कहने 
लगा । 

४ - प्रथम तो जीवों को दुनिया के और देह और 
रोज़गार के कारोबार से फ़ुर्सत बहुत कम मिलती है 
और जो थोड़ा वक्त फ़ुर्सत का मिलता है, वह भोग 
बिलास और बे-फायदा बात चीत और कामो और सैर 
और तमाशे वगेरा मे खर्च किया जाता है। इस वजह से 
किसी की तवज्जह परमार्थ और उसकी तहकीकात की 
तरफ नही आती है और जो किसी को थोड़ा बहुत शोक 
परमार्थ और उसके खोज का पैदा भी हुआ, तो उसको 
बड़ी हैरानी और परेशानी होती है कि क्या करू और 
किसके बचन मानूँ , क्योकि हर एक जुदे जुदे तौर और 
तरीके से परमार्थ का हाल बयान करता है और जुदी 


| ३१२] प्रेमपत्रराधास्वामी [ बचन | पत्र राधास्वामी 


लरकीब वास्ते हासिल करने मोक्ष या उद्धार के बताता 
है और अपना इष्ट भी जुदा जुदा मुकर्रर किया है। 


५ - जाहिर है कि जो कुल्ल परमार्थ के खोज करने 
वालो को सच्चे मालिक का पता और भेद मिला होता 
तो सब उसी एक का इष्ट बाधते और उससे मिलने 
का एक ही रास्ता और एक ही जुगल बयान करते और 
आपस मे उनके मेल और इत्तिफाक रहता और 
बर-खिलाफी और ईर्षा और विरोध न होता, लेकिन 
जब कि वह जुदा २ इष्ट करार देते है और तरीका भी 
जुदा २ बयान करते हैं और कोई मालिक की मौजूदगी 
का यकीन करते हैं और कोई इनकार करते हैं, तो 
इससे साफ साबित है कि यह सब सच्चे कुल्ल-मालिक 
से बे-खबर हैं और जो कुछ कि यह बातें कहते हैं, वह 
या तो झूठी और बनावट की हैं या तो ओछी और 
अधूरी हैं, फिर ऐसी सूरत मे सच्चे खोजी को सच्ची 
और पूरी बात का दरियाफ्त करना निहायत मुश्किल 
बल्कि ना-मुमकिन होगया। 


६ - मालूम होवे कि सच्चे कुल्ल-मालिक का भेद 
और पता और मिलने की जुगल, सिवाय उसके निज 
भेदी के, और कोई नहीं जान सकला । या तो वह अपना 
भेद आप नर स्वरूप धर कर कहे या अपने निज भेदी 
जो संत सतगुरु हैं, उनको हुक्म देवे कि वे जगत में 
प्रकट होकर वर्णन करें। इस सबब से यह भेद अब तक 


गुप्त रहा। 

७ - जितने मत कि दुनिया में जारी हैं, वह या तो 
ब्रह्म अथवा परमेश्वर ने आप जगत मे औतार लेकर 
प्रकट किए और हद्‌ उनकी ब्रह्मा पद तक रही और या 


| २०] तीसराभाग [३१३ | भाग 
उसकी (परमेश्वर की) अस और कलाओं ने, जेसे 
ऋषीश्वर ओर मुनीश्वर और जोगी और जोगेश्वर और 
पीर पैगम्बर और औलिया वगेरा ने जारी किये पर 
सच्चे कुल्ल-मालिक का भेद और पते का जिक्र भी इन 
मतों में नहीं है। 

८ - सिवाय इसके जो जुगती कि इन मतो मे वास्ते 
उद्धार जीव के, मिस्ल प्राणायाम वगेरा, बयान की हे 
वह और उसके सजम निहायत कठिन और खतरनाक 
है और हर एक से खास कर गृहस्थियो से, उसकी 
कार्रवाई मुश्किल और ना-मुमकिन है। 

९ - और जो कि इन सब मतों में बैराग और 
पुरुषार्थ पर ज़्यादा जोर दिया है और सहारा और 
आसरा किसी का नहीं रक्खा हे, इस सबब से जीव जो 
कि इस जमाने में खास कर निहायत दुखी और निबल 
हो रहे हैं और अनेक तरह की चिन्ता और रोग सोग 
वगैरा में गिरफ्तार रहते हैं, ताकत उस कार्रवाई की 
नहीं रखते यानी न तो उनसे बैराग की धारना दुरुस्ती 
से हो सकती है और न वह मेहनत और मशक्कत 
अभ्यास और उसके सजमो की सम्हाल वगेरा मे जैसा 
कि चाहिये, बन पड़ती है, इस सबब से क्या गृहरथ 
और क्या विरक्त, थोड़ा बहुत मामूली साधन दृष्टि या 
नाम के सुमिरन या ध्यान वगैरा का (और वह भी 
बे-ठिकाने) करके रह जाते हैं और बाकी पोथियाँ पढ़ते 
या सुनाते है और जबानी महात्माओं के बचन का 
अपनी बुद्धि और समझ के अनुसार निर्णय और विचार 
करते रहते हैं। 


१० - और बहुत से जीव तो जाहिरी पूजा और पाठ 
| और संजम वगेरा में, मिस्ल तीर्थ ब्रत मूर्त और मदिर | 


| ३१४]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


._ नाम के जबानी सुमिरन और पोथियों के पाठ 
वगैरा मे, लग गये। उनको उस नकल के असल की 
भी जिसकी पूजा उन्‍होंने इख्तियार की है, ख़बर नहीं है 
और इस पूजा से मुराद, औतार और देवताओं के 
स्वरूप से है जो कि पाषाण और धात के बना कर 
मदिरो मे स्थापन किये हैं या और कोई निशान पिछले 
महात्माओ का किसी खास जगह रक्खा है और उसका 
दर्शन, साथ ताजीम और अदब और भाव और प्यार 
के, करते हैं। 


११ - मालूम होवे कि इस कलियुग में मुआफिक 
हुक्म कुल्ल-मालिक के, सत भी नर रूप धर कर इस 
दुनिया में प्रगट हुये और उन्होने सत्तपुरुष का भेद जो 
ब्रह्म और पारब्रह्म के परे है, सुनाया और जुगल उसके 


धाम यानी सत्य लोक मे पहुँचने की, सुरत शब्द मार्ग 
की कमाई से समझाई, लेकिन जो कि कुल्ल जीव 
परमेश्वर या देवताओं या महात्माओं के इष्ट मे बॅधे हुये 
थे और बाहरमुखी पूजा मूर्त तीर्थ ओर निशान वरोरा की 
अलल असूम* जारी थी, इस सबब से संतो के बचन 
को बहुत कम जीवो ने माना और जब सत और उनके 
जा-नशीन गुप्त हो गए, तब वह भेद और तरीका 
अभ्यास का भी गुप्त हो गया। 

१२ - इस तरह जब २ और जहाँ २ संत या उनके 
साध प्रकट इये तो उनके और उनके अभ्यासी जा-नशीनों 
के वक्‍त में, कार्रवाई सतसंग और अभ्यास वगैरा की 
जारी रही, लेकिन जब अभ्यासी गुप्त हो गये, तब वह 
भेद भी गुप्त हो गया और जो लोग कि पीछे उस मत 


१- आम तौर पर। 


| २०] तीसराभाग [३१५ | भाग 
में शामिल हुये, वह कोई न कोई बाहरमुखी पूजा या 
कार्रवाई और पोथियो के पढ़ने पढ़ाने में, मिस और 
मलो के जीवो के, अटक रहे। 

१३ - जबकि ऐसी हालत जगत की देखी कि कोई 
भी सच्चे मालिक के भेद से वाकिफ नहीं और न उसके 
धाम मे पहुँचने का रास्ता और जुगत चलने की जानता 
है और सच्चे उद्धार का रास्ता बिल्कुल बद पाया, तब 
कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल आप सत सतगुरु रूप 
धर कर जगत में प्रकट हुये और अपना निज भेद और 
निज धाम का हाल जो कि ब्रह्मा, पार-ब्रह्म और सत्तनाम 
सत्तपुरुष के परे है और तरीका अभ्यास सुरत शब्द 
योग का आप बयान फरमाया और अभ्यास मे ऐसी 
आसानी कर दी कि हर कोई गृहस्थ और विरक्त और 
मर्द और औरत उस को सहज तोर से कर सकता है। 


१४ - और दूसरे मतो का हाल भी बयान किया कि 
जिससे मालूम होवे कि कौन मत कहाँ तक पहुँचा है 
और उनके आचार्य कहाँ और किसका इष्ट बाँध कर 
ठहर गये और क्या तरीका अभ्यास का उन्होंने जारी 
किया। 


१५ - और एक खास और भारी दया जीवों पर यह 
फरमाई कि जो जीव राधास्वामी मत को कबूल करके 
और उनके चरनो का इष्ट बाँध कर जिस कदर हो 
सके, अभ्यास सुरत शब्द योग का शुरू करेगा, तो वे 
आप उसके सहाई होवेगे और अपनी दया का बल 
देकर जिस कदर करनी मुनासिब है, उससे करा कर 
आप उसकी सुरत को चढ़ा कर घुर मुकाम मे पहुँचावेगे 
और जो मुनासिब होगा तो दो या तीन या चार जनम 


| ३१६ ]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


मे उस का काम पूरा बना देंगे, क्योंकि जीव निहायत 
निबल और बारम्बार भूलनहार है और अपने बल से 
कोई कार्रवाई, जैसे ससार से बैराग और चरनों में 
अनुराग, नहीं कर सकता। 


१६ - दूसरी खास और गहरी दया यह फरमाई कि 
अभ्यास को ऐसा आसान कर दिया कि औरत और मर्द 
बगैर छोड़ने घर बार और रोजगार के, आसानी के 
साथ थोड़ा बहुत कर सकते है और गृहस्थ में बैठे हुए 
अपनी सच्ची मुक्ति होती हुई आहिस्ता आहिस्ता इसी 
जिन्दगी में देख कर चरनो मे प्रीत और प्रतीत बढ़ा 
सक्ते है कि जो एक दिन निज धाम में पहुँचा कर 
छोडेगी | 

१७ - ऐसी भारी दया और मेहर का कौन शुकर 
अदा कर सकता है और असल में सच्ची और पूरी दया 
इसी को कहते हैं कि गरीब और लाचार दुखियाओं की 
घर बैठे खबर ली जावे यानी कुल्ल-मालिक आप इस 
लोक मे आकर या अपने निज भेदी और प्रेमी को भेज 
कर और अपनी दया का बल देकर जीवो से थोड़ी सी 
मुनासिब और जरूरी करनी करावे और फिर पूरा फल 
बतौर दान और इनाम के बरब्शे यानी सहज २ भक्ति 
और अभ्यास करा कर अपने लोक में बासा देकर जनम 
मरन और काल और कर्म के कष्ट और क्लेश से बचा 
लेवे । 

१८ - ऐसी दया अब तक किसी ने नहीं की और 
न कर सकता है और यह सच भी है कि सिवाय 
कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल के ऐसी दया कोन 
कर सकता है कि थोड़ी सी प्रीत और प्रतीत और सेवा 


| २०] तीसराभाग [३१७ | भाग 
के एवज में, जीव के पूरे उद्धार का सिलसिला जारी 
कर देवे। यह काम कुल्ल-मालिक आप कर सकता है 
या उसकी निज अश जिसको वह इखितियार देवे, कर 
सकती है, और दूसरे की ताकत नहीं कि जीवों को 
काल और कर्म और माया के जाल से निकाल कर, 
उसके घेरे के पार, निज देश में पहुँचावे। 


१९ - काल पुरुष यानी ब्रह्म और परमेश्वर और 
ख़ुदा, माया देश की कुल्ल रचना का मालिक है और 
उस को मजूर भी यही है कि जीवों को आपनी हद्द के 
पार न जाने देवे। कुल्ल देवता और माया की शक्तियों 
उसके इखितियार मे हैं और सब रचना उससे डरती है 
और उसके हुकुम में चल रही है। 

२० - यह काल पुरुष सिर्फ सत्त पुरुष राधास्वामी 
दयाल और उनकी अस संत सतगुरु से डरता है और 
उन के हुकुम मे दखल नही दे सकता यानी जिन जीवों 
पर कि उन्होने अपनी दया की मुहर लगा दी, उन को 
वह रोक नहीं सकता, बल्कि उनको रास्ता तै करने में 
अपनी हद्द के अदर मदद देता है। 


२१ - अब विचारो कि जिस किसी को कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल आप मिले या उनकी अस से मेला 
हुआ, वह किस कदर बड़ भागी है और जो २ उनकी 
जेसी तैसी सरन लेकर, सुरत शाब्द मार्ग के अभ्यास में 
लग गये, वे भी बड़भागी हैं, क्योकि राधास्वामी मत 
और उसके अभ्यासी के रखवार राधास्वामी दयाल आप 
हैं और सरन वालों और जैसी तैसी करनी वालों की 
रक्षा और खबरगीरी अपनी दया से आप करते हैं और 
इस दया और रक्षा का हाल राधास्वामी मत वालों को 


4 


| ३१८]  प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
चद रोज़ के अभ्यास के बाद आप मालूम हो सकता है 
और अपना उद्धार होता हुआ इसी जिन्दगी मे आप 
देख सकते हैं। 

२२ - असल हाल यह है कि बाहरमुखी पूजा और 
परमार्थी कार्रवाई, जैसे तीरथ और बरत और नाम का 
सुमिरन और ध्यान और पोथियों का पाठ वगैरा, हर 
कोई कर सकता है, लेकिन घट में मन और सुरत का 
ऊचे देश में आकाश के परे चढ़ाना, काम मुशकिल है 
और किसी की ताकत नही कि इसको दुरुस्ती के साथ 
निर्विघ्न कर सके, जब तक कि कुल्ल-मालिक और 
संत सतगुरु या साधगुरु अपनी दया का बल साथ न 
देवे और रास्ते मे काल और कर्म और माया और मन 
के विघ्नो से अपनी रक्षा करके न बचावें। 


२३ - यही सबब है कि कुल्ल मतों के लोग जो 
दुनिया में जारी हैं, बाहरमुखी कामों में लग रहे हैं और 
बाजे नाभि या हिरदे या छठे चक्र में ध्यान भी करते हैं, 
लेकिन उनको चढ़ाई का फायदा पिंड मे भी जैसा 
चाहिये, हासिल नहीं होता ओर जो किसी खास मत का 
सिद्धान्त पद ब्रह्मान्ड में भी है, लो वह उसके हाल से 
बे-खबर हैं और रास्ते के भेद और चलने की जुगल का 
तो कुछ जिक्र ही नही, बल्कि सिद्धान्त पद को सर्व 
व्यापक मान कर चलना चढ़ना फिज़ूल बताते हैं, इस 
वजह से इनमें से किसी का भी सच्चा और पूरा उद्धार 
यानी जनम मरन से कतई छुटकारा नहीं होता। 


२४ - यह बात सिफ राधास्वामी मत में जहाँ 
कुल्ल-मालिक आप मददगार हैं, हासिल हो सकती है, 
क्योंकि जब तक कुल्ल-मालिक आप या सत सतगुरु 


2 


| २०] ततीसराभाग [३१९ | भाग 

या साध गुरु उसके भेजे हुये, इस लोक में जीवों के 
लेने के वास्ते न आवे, तब तक कोई जीव पिंड के ऊँचे 
देश और ब्रह्मांड मे और इन दोनो के परे राधास्वामी 
पद अथवा निर्मल चैतन्य देश मे जा नही सकता, और 
न देह और मन और माया और इच्छा और इन्द्रियो 
और भोगों वगेरा से पीछा छूट सकता है, क्योकि जब 
संत सतगुरु या साध गुरू प्रकट होंगे, तब वे जीवों की 
प्रील, और सब तरफ से हटा कर, पहिले अपने चरनों 
मे जोडेगे और फिर अपने निज रूप यानी चैतन्य शब्द 
स्वरूप में लगा कर, निज धाम में पहुँचा देंगे। 


२५ - बगैर प्रेम के यह रास्ता ते नहीं हो सकता है 
और वह प्रेम राधास्वामी दयाल के चरनो मे बगेर सल 
सतगुरु या साध गुरू और उनके प्रेमियों के संग 
सोहबत के हासिल नहीं हो सकता है और न सच्ची 
दीनता कुल्ल-मालिक और सतगुरु के चरनो में आ 
सकती है। 

२६ - ऊपर के बयान से जाहिर है कि जीव का 
सच्चा उद्धार बगेर कुल्ल-मालिक यानी धुर की दया के 
मुमकिन नही है यानी जब तक कि संत सलगुरु या 
साध गुरू (जो कि होनहार संत हैं) नहीं मिलेंगे, तब 
तक भेद कुल्ल-मालिक और रास्ता उस के निज धाम 
का और तरीका चलने का मालूम न होगा और रास्ता 
तै करने में मदद नही मिलेगी और यह सत सलगुरु 
और साध गुरू कुल्ल-मालिक के हुकुम से ससार में 
आते हैं और सच्चा उपदेश जीवों को देकर उनको 
निज घर की तरफ चलाते है, इस वास्ते जब तक कोई 
जीव कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल की सरन न 
लेवेगा और उनके भेजे हुये सत सतगुरु या साध गुरू 


| ३२०] प्रेमपत्रराधा्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


से प्रीत नहीं करेगा, तब तक उसके उद्धार की कार्रवाई 
शुरू न होवेगी। और जो सच्चे मन से सरन लेकर 
जैसी तैसी कार्रवाई यानी अभ्यास सुरत शब्द मार्ग का 
शुरू कर देगा और जहाँ तक बन सके, हुकुम और 
आज्ञा के मुआफिक अपना चाल चलन दुरुस्त करता 
जावेगा, उस को बराबर मदद मिलती जावेगी, और 
कुल्ल-मालिक की मेहर और दया उसको एक दिन 
दयाल देश में पहुँचा कर छोड़ेगी, चाहे यह काम एक 
जनम में बने या दो तीन या चार जनम में। हर जनम 
में भक्ति ओर भजन बढ़ते जावेगे। 


२७ - जो कोई कहे कि जब संत सतगुरु या 
साध गुरू प्रकट होवे, तब कुल्ल जीवो का उद्धार होना 
चाहिये, सो यह बात इस तौर पर दुरुस्त है कि जो 
जीव उनके सनमुख आवेगे उन पर ज़रूर उनकी दया 
होगी और उनके उद्धार का सिलसिला आगे पीछे और 
अबेर सबेर जारी हो जावेगा यानी जो अधिकारी जीव 
हैं, वह ब-हिसाब उत्तम, मध्यम, निकृष्ट और नीच के, 
एक दो या तीन या चार जनम में अपना काम बनवा 
लेगे ओर बाकी जीवों के घट में दया का बीजा बो दिया 
जावेगा और वह उनके पिछले कर्मों को काट कर 
आहिस्ता २ अंकुर पैदा करेगा और फिर वही जीव 
अधिकारियों के शुमार में आ जावेंगे और उनके पूरे 
उद्धार का सिलसिला जारी हो जावेगा यानी उनको हर 
जनम में सत सतगुरु मिलेंगे और उनकी भक्ति और 
भजन बढ़ा कर, एक दिन निज धाम मे पहुँचा देंगे। 


२८ - संत सतगुरु सब एक हैं, उन में आपस में 
कुछ भेद नहीं है। जब हुकुम होता है, तब वे जीवो को 


2 


| २०] तीसराभाग [३२१ | भाग 
आम तौर पर उपदेश फरमाते हैं और जब तक ऐसी 
मौज है, सिलसिला सलसग और उद्धार का जारी 
रहता है। 

२९ - इस वास्ते कुल्ल जीवों को मुनासिब और 
लाज़िम है कि अपने वक्‍त के संत सलगुरु या साध गुरू 
का खोज करते रहें और जब वे भाग से मिल जावें, तो 
उन से उपदेश लेकर अभ्यास जारी कर दें और उनके 
और कुल्ल-मालिक सत्तपुरुष राधास्वामी दयाल के 
चरनो मे प्रीत और प्रतीत बढ़ाते रहें, तो एक दिन 
उनका काम पूरा बन जावेगा। 


३० - सत सतगुरु और साध गुरू का निशान यह 
है कि वे सुरत शाब्द मार्ग का उपदेश करेंगे और आप 
भी शाब्द अभ्यासी होंगे और कुल्ल-मालिक सत्तपुरुष 
राधास्वामी दयाल का इष्ट बॅँधवावेगे और अपने बचन 
सुना कर कर्म भर्म और सशय दूर करावेगे और बाकी 
पहिचान उनकी सतस और उनके मार्ग के अभ्यास से 
आवेगी | 


३१ - खुलासा यह कि बगेर कुल्ल-मालिक की दया 
के, सत सतगुरु से मेला नही होगा और न उन में भाव 
आवेगा और जब विशेष दया होमी, तब जीव से सुरत 
शब्द मार्ग का अभ्यास बन पड़ेगा और सत सतगुरु की 
आज्ञा अनुसार बर्ताव शुरू करेगा ओर जब और ज़्यादा 
दया होगी, लब अंतर मे उस को रस और आनन्द 
मिलना शुरू होगा और प्रीत और प्रतीत दिन दिन 
बढ़ती जावेगी और इस तरह रोज बरोज तरक्की होती 
जावेगी और एक दिन काम पूरा बन जावेगा। 


| ३२२९]. प्रेमपत्रराधास्वामी [ बचन | ३२२ | प्रेम पत्र राधास्वामी 


३२ - लेकिन जो कोई इस बाल को सुन कर यह 
कहे कि अब हम को कुछ करना जरूर नहीं है, जब 
दया होगी, वह आप करा लेगी, सो यह कहन और 
समझ इस कदर ना-दुरुस्त है कि उस को तलाश 
करना, सत सतगुरु और उनके सतसंग का बहुत 
जरूर है और जब मिल जावें, तब उनके चरनो मे प्रेम 
प्रीत करना ओर उनसे उपदेश लेकर अभ्यास शुरू कर 
देना मुनासिब है। मेहर और दया इस कार्रवाई में भी 
सग होगी और बाकी जो कुछ करनी दरकार और 
जरूर होगी, वह भी मेहर और दया करावेगी, क्योकि 
दुनिया के कामों मे भी आदमी तलाश और मेहनत से 
बाज़ नही आते और जो कुछ नतीजा उनकी मेहनत का 
होता है, वह प्रारब्ध अनुसार मिलता है, फिर परमार्थ में 
काहिली और सुस्ती और बे-परवाही किसी सूरत में 
जायज़ और दुरुस्त नही हो सकती और जो ऐसा 
करेगा, वह खास दया से महरूम रहेगा । 


३३ - अब समझना चाहिये कि करनी और दया 
संग २ चलेंगी, लब काम पूरा बनेगा और ज्यो ज्यों 
करनी बढ़ती जावेगी, उसी कदर मेहर और दया भी 
बढ़ती जावेगी । बिना कुल्ल-मालिक और संत सतगुरु 
की दया के जो करनी की जावेगी, वह सच्चे उद्धार का 
फल नहीं देगी बल्कि अहंकार पैदा करेगी और अभ्यासी 
को काल और माया के जाल मे अटकावेगी और फिर 
आइंदा की तरक्की का रास्ता बन्द हो जावेगा और यह 
हाल उन लोगों का है कि जो जुगती दरियाफ्त करके 
स्वतन्त्र यानी अपने बल से करनी करना चाहते हैं और 
सतगुरु से कुछ ताल्लुक रखने की ज़रूरत नही समझते । 


2 


| २१] तीसराभाग [३२३ | भाग 
बचन २१ 
वर्णन इस बात का कि सच्ची मुक्ति क्या 
है और कौन जुगल से और कहाँ पहुँचने पर 
हासिल हो सकती है। 


१ - मुक्ति रूह की रुस्तगारी या नजात या छूटने 
और बंधन टूटने का नाम है। 


२ - बधन दो किस्म के है, पहिला तन मन और 
इस्त्रियो का और दूसरा स्त्री पुत्र कुटुम्ब परिवार और 
बिरादरी और धन और माल और भोग बिलास और 
हुकूमत और नामवरी वगेरा का। 


३ - पहिली किस्म का बधन जो तन मन और 
इद्रियों के साथ कहा गया, उसमें स्थूल सूक्षम और 
कारन और उससे ऊँचे के दरजे की देह और मन और 
इच्क्रियाँ शामिल है यानी हर एक दरजे में रूह का 
बधन उस दरजे के मसाले की बनी हुई देह के साथ 
होता चला आया है और इसी तरह हर एक दरजे यानी 
मंडल के भोग बिलास और सामान वेरा दूसरी किस्म 
के बंधनों में शामिल हैं। 

४ - इन बधनों से अलर और बाहर छूटने का नाम 
मुक्ति कहना चाहिये। जो ऐसी हालत जीते जी न होवे 
तो इन बधनों का ढीले होते जाना वास्ते हासिल होने 
सच्ची और पूरी मुक्ति के इसी जिन्दगी में ज़रूर 
-चाहिये। 


५ - जिस लरकीब से कि अंतरी और बाहरी बधन 
ढीले होते जावे, उसी का नाम सच्ची और पूरी जुगल, 


4 


| ३२४]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ३२४ | प्रेम पत्र राधास्वामी 


वास्ते हासिल होने सच्चे उद्धार के, समझना चाहिये 
और वह सुरत शब्द मार्ग है और इस समय में सिर्फ 
राधास्वामी मत में उसका अभ्यास जारी है। और किसी 
मत मे उसका भेद और तरीका अभ्यास का पूरा २ और 
साफ तौर पर बिलकुल नही पाया जाता है। 


६ - अब मालूम होवे कि जहाँ तक माया की हद्द है, 
वहाँ तक माया के मसाले के गिलाफ दरजे बदरजे रूह 
पर चढ़ते चले आये हैं और जिस गिलाफ मे बैठ कर 
रूह इस लोक मे ब-जरिये मन और इन्द्रियों के कार्रवाई 
करती है, वह स्थूल देह कहलाती है और इसी देह के 
साथ कुल्ल बाहर के बन्धन इस दुनिया में ताल्लुक 
रखते हैं, सो इनकी मुहब्बत कम होना पहिले दरजे की 
मुक्ति का शुरू होना है। 


७ - अब गौर का मुकाम है कि राधास्वामी मत के 
मुआफिक सच्ची और पूरी मुक्ति, पिड और ब्रह्माण्ड के 
परे यानी माया देश के पार सतो के निर्मल चैतन्य देश 
में पहुँच कर हासिल होगी और वहीं पहुँच कर सुरत 
बिदेह और बे-गिलाफ हो जावेगी और नीचे के देश में 
किसी न किसी किस्म के गिलाफ और उसी दरजे के 
मंडल की रचना और भोग बिलास वगैरा मे सुरत का 
बधन रहा आवेगा और उस बन्धन के सबब से दुख 
सुख और जनम मरन का चक्कर भी जारी रहेगा। इस 
वास्ते और किसी नीचे के दरजे मे चाहे पिंड में होवे या 
ब्रह्मांड में, सच्ची मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है और 
जिस किसी ने कि उन दरजों में मुक्ति का होना माना 
है, उन्‍होंने धोखा खाया । जो उन को संतों के देश की 
खबर होती तो रास्ते मे न ठहर जाते। 


वश 


| २१] तीसराभाग [३२५ | भाग 


८ - ऊपर लिखा गया है कि सच्ची मुक्ति के 
हासिल करने की जुगल सिफ राधास्वामी मत में जारी 
है, सो इसका भेद समझना चाहिये कि कुल्ल रचना 
धारों की है और कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल के 
चरनों से जो आदि धार प्रकट हुई, वही आदि सुरत 
यानी रूह की धार है। यह धार रास्ते में किसी कदर 
फासले पर ठहरती हुई और मडल बाँध कर रचना 
करती हुई, पिंड मे उत्तर कर दोनों आँखों के पीछे 
मध्य में ठहरी है और वहाँ से बाकी के चक्रों में ठेका 
लेती हुई गुदा चक्र तक पहुँची है और इधर वही सुरत 
ब-जरिये दो धारों के जो कि दोनो आखो मे तिल के 
मुकाम पर उतर कर बैठी है, देह और दुनिया की 
कार्रवाई करती है। अब जब तक कि यह दोनों धारें 
उलट कर तीसरे तिल में न पहुँचे और वहाँ से एक 
धार होकर सुरत दरजे बदरजे उन ठेकों को जहाँ कि 
उतार के वक्‍त ठहरती आई है, पार कर के अपने निज 
धाम यानी भडार में न पहुँचे, तब तक सच्चा और पूरा 
उद्धार या मुक्ति नही हो सकती है। 


९ - यह चढ़ाई सुरत की मुकाम २ पर शब्द के 
वसीले से हो सकती है और राधास्वामी मत में हर एक 
मुकाम के शाब्द का पता और भेद जुदा २ बयान किया 
है, सो सुरत उस शाब्द को सुनती हुई एक मुकाम से 
दूसरे और दूसरे से तीसरे और इसी तरह धुर मुकाम 
तक चढ़ती चली जावेगी और वहाँ पहुँच कर विश्राम 
करेगी । वही मुकाम कुल्ल-मालिक का धाम है और वही 
निर्मल चैतन्य देश कहलाता है। 


१० - यह काम बगेर कुल्ल-मालिक राधास्वामी 
दयाल और संत सतगुरु की दया के नहीं बन सकता 


4 


| ३२६ |]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ३२६ | प्रेम पत्र राधास्वामी 


है। इस वास्ते हर एक सच्चे परमार्थी जीव को चाहिये 
कि प्रथम खोज सत सतगुरु और उनके सतसग का 
करे और जब वे मिल जावें तो उनके चरनो में गहरी 
प्रीत करे और अतर और बाहर सतसंग और सेवा 
तवज्जह के साथ करके उनको अपने ऊपर मेहरबान 
और मुतवज्जह कर ले, तब उनकी मेहर और दया से 
अतर में रास्ता कटना यानी मन और सुरत की चढ़ाई 
शुरू होगी और दिन २ रस और आनन्द प्राप्त होकर 
शौक और प्रेम बढ़ता जावेगा। 


११ - मालूम होवे कि निर्मल चैतन्य देश मे माया 
नहीं है और वहाँ कुल्ल रचना रूहानी है यानी आनन्द 
और प्रेम स्वरूप है और जो कि इस लोक और देह में 
भी जिस कदर रस और आनन्द और ज्ञान है वह सुरत 


चैतन्य की धार के सबब से है और सुरत उसका 
खजाना है, इस वास्ते जो सुरत चैतन्य का भडार है, 
वही प्रेम और आनन्द और ज्ञान का भडार है। वहाँ दुख 
सुख और कष्ट और क्लेश नहीं है, हमेशा आनन्द ही 
आनन्द, एक रस, रहता है। 

१२ - पिंड और ब्रह्माड में भी जैसे कि माया ऊँचे 
देश में शुद्ध और लतीफ होती गई है, आनन्द और प्रेम 
और ज्ञान, दरजे बदरजे, ज्यादा होता गया है, लेकिन 
ब-सबब मिलौनी माया के, थोड़ी बहुत मलीनता और 
माया के मसाले की बनी हुई किसी न किसी किस्म की 
देह का संग रहता है और इसी सबब से थोड़ा बहुत 
दुख और जनम मरन का कष्ट भी, चाहे ब-देर होवे, 
जारी रहता है और यही वजह है कि सत फरमाते हैं कि 
इस देश मे यानी पिंड और ब्रह्मांड की हह मे, सच्चा 

और पूरा उद्धार और सच्ची मुक्ति नही हो सकती । 


| २१] ततीसराभाग [३२७ | भाग 


१३ - और यही सबब है कि वेद मत वाले कहते हैं 
कि हमेशा की मुक्ति होना मुमकिन नहीं है, अबेर सबेर 
और बाद परलय या महा परलय के तो जरूर आवागवन 
की कार्रवाई जारी रहेगी । 


१४ - भक्ति मारग वालों ने चार किस्म की मुक्ति 
बयान की है यानी सालोक, सामीप, सारूप और 
सायुज्ज। पहिली किस्म में भगवत के लोक में बासा 
मिलता है, दूसरी किस्म में भगवत के निकट विश्राम 
पाता हे, तीसरी किस्म मे भगवल का रूप हो जाता है 
और चौथी किस्म मे अपने भगवत में समा जाता है। 


१५ - लेकिन ज्ञानियों ने भगवत का अभाव यानी 
उसके लोक की परलय होती हुई देख कर, बजाय 
भक्ति के ज्ञान की मुख्यता रक्खी और ज्ञान से मतलब 
यह है कि अपने उपास्य के लक्ष स्वरूप का जो कि 
अनाम और अरूप है, दर्शन करके अत को उस में 
समा जाना और स्वरूप के स्थान मे, ब-सबब उसके 
हमेशा कायम न रहने के, न ठहरना। 


१६ - इसी लक्ष चैतन्य को ज्ञानियों ने शुद्ध ब्रह्म 
माना, पर सल फरमाते है कि उसके पेट मे माया बीज 
रूप मौजूद थी, लेकिन इन ज्ञानियो को ब-सबब न 
मिलने भेद सतो के देश के, नजर न आई और इस 
वास्ते इनका आवगमन भी कतई नहीं छूटा। 


१७ - वेद में जो उपासना वर्णन की है, वह ब्रह्मपद 
यानी परमेश्वर की है और पीछे करके ब्रह्मा के औतार 
स्वरूप और देवताओं वगेरा की जारी हुई, और उसके 
पीछे सिर्फ नकल यानी मूर्तो की भक्ति जारी हो गई 


| ३२८ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ३२८ |] प्रेम पत्र राधास्वामी 


और असल का भेद और उसके प्राप्ति की जुगल यानी 
अंतर अभ्यास बिलकुल गुप्त हो गया। 


१८ - अब जो कोई असल का भेद और उसके 
प्राप्ति की जुगल बतावे, तो उससे लड़ने और झगड़ने 
को तैयार होते हैं और सिर्फ मूर्ति पूजा ही में मगन और 
तृप्त हुये नजर आते है। इस मूर्खता और गफलत को 
ख्याल करो कि किस कदर परमाथी नुकसान जीवो का 
उसके सबब से हो रहा है यानी जड़ की पूजा करके 
सब जीव जड़ हो रहे हैं यानी नीचे की जोनो मे उलरते 
चले जाते हैं। 

१९ - जो ब्रह्मा पद या उसके औतार स्वरूप की 
भक्ति अंतर अभ्यास के सग जारी रहती तो भी किसी 
कदर फायदा जीवों को हासिल होता यानी ऊँचे देश 
(ब्रह्मांड की हद) में बासा पाते और बहुत काल वहाँ 
सुख भोगते, लेकिन सिर्फ मूर्ति और तत्त्वो की पूजा से, 
बगेर भेद उनके असली स्वरूप और स्थान के, जीवों 
की करनी मुफ्त बरबाद जाती है यानी सिर्फ शुभ कर्म 
का फल मिलता है और भगवत के लोक में रसाई नहीं 
होती । 


२० - जो भक्ति कि सतो ने जारी फरमाई, वह 
कुल्ल-मालिक सत्त पुरुष राधास्वामी दयाल की है, 
जिसका धाम ऊँचे से ऊँचा पिंड और ब्रह्मांड और माया 
के घेर के पार, निर्मल चैतन्य देश कहलाता है। वहा 
माया की मिलौनी बिलकुल नही है। इसी सबब से वह 
देश महा आनन्द और महा प्रेम और महा ज्ञान का 
भडार है और अनन्त और अपार और अगाध और 
अरूप और अनाम उसकी सिफल है। वहाँ पहुँच कर 


| २१] तीसराभाग [३२९ | भाग 


सुरत अपने सच्चे माता पिता राधास्वामी दयाल के 
दर्शनौ का बिलास देखती है। वह देश अजर और अमर 
है और कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल भी अजर और 
अमर हैं ओर वहाँ का सुख और आनन्द भी अजर और 
अमर है और यह सुरत भी वहाँ पहुँच कर अमर हो 
जावेगी । 


२१ - इस वास्ते सतो ने भक्ति और दीनता और 
प्रेम की मुख्यता रक्खी है, क्योंकि उनका भगवत 
कुल्ल-मालिक और उसका धाम और उसकी भक्ति ओर 
सेवक सब अमर और अजर हैं और धुर मुकाम में 
पहुँचने पर सेवक यानी सुरत को इख्ञियार रहता है कि 
जब चाहे जब अपने स्वामी से मिल जावे और जब चाहे 
जब अलेहदा होकर और सन्मुख रह कर दर्शनों का 


आनन्द और बिलास करे | इन दोनों हालत को भेद 
भक्ति और अभेद भक्ति कहते हैं। बगेर कुल्ल-मालिक 
की भक्ति के किसी सूरत में किसी का पूरा उद्धार नही 
हो सकता । 


२२ - पूरन भक्ति से मतलब यह है कि भक्त संतों 
की जुगल के मुआफिक अभ्यास करके अपने भगवत के 
निज धाम में पहुँच कर चरनो में बासा पावे और दर्शन 
का रस और आनन्द लेवे और वह निज धाम पिंड और 
ब्रह्मांड के परे है। इसी पूरन भक्ति का नाम पूरी मुक्ति 
और सच्चा और पूरा उद्धार है। इस सच्चे उद्धार और 
सच्ची मुक्ति की प्राप्ति के वास्ते कुल्ल जीवों को थोड़ा 
बहुत जतन करना (संतों की जुगल के मुआफिक) 
सुनासिब और लाजिम है। 


ग न नः न न सेंड 


| ३३०]  प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
बचन २२ 


सच्चा मल, और सच्चा पथ क्या है और 
उसकी कार्रवाई क्या हे और किस तौर से 
होती है और उससे क्या फायदा हासिल 
होगा। 


१ - सच्चा मत उसको कहते है कि जो सच्चे की 
खबर और भेद और समझोती देवे ओर सच्चा वह है कि 
जो हमेशा एक-रस कायम रहे और जिसमे कभी लगेयुर 
और तबदह्ुल वाके न होवे। 


२ - सच्चा पथ उसको कहते हैं कि जो ऐसे सच्चे 
से (कि जिस की तारीफ ऊपर की गई) मिलने का 
रास्ता और जुगल चलने की बतावे। सो जहाँ सच्चा मत 
है, वहीं सच्चे पंथ का भी भेद होगा यानी यह दोनो 
सच्चा मत और सच्चा पथ बतौर जोडे के हैं कि जहाँ 
एक होगा वहाँ दूसरा भी ज़रूर होगा। 

३ - सच्चे मे बड़े भेद हैं यानी एक की निसबल एक 
को जो ज्यादा देर ठहरे, लोग सच्चा कहते और मानते 
हैं, लेकिन यह कहन और मानन दोनों गलत हैं। 


४ - असल सच्चा वही है कि जो ब-मुकाबले कुल्ल 
रचना के हमेशा एक-रस कायम है और जो रचना नही 
भी होवे तो भी ब-दस्तूर कायम और मौजूद रहता है। 


५ - इस असली सच्चे का पता और भेद सिवाय 
संतों के जो कि उसके हमेशा संग रहते हैं, ओर किसी 
को नहीं मालूम हुआ। 


न 


| ३२] तीसराभाग [३३१ | भाग 

६ - इस दुनिया में उसका भेद या तो उसने आप 
सलगुरु रूप धर कर प्रकट किया या उसकी आज्ञा से 
सतो ने, जब २ वे उसके हुकुम के मुआफिक इस लोक 
मे आये, जाहिर किया। 

७ - ऊपर जो लिखा गया है कि लोगों ने एक के 
मुकाबले में दूसरे को सत्त माना है ओर ऐसे सत्त कितने 
ही हैं, इसका मुफस्सिल बयान इस तौर पर है कि 
परमार्थ में जो कोई खोज लगाता हुआ चला और 
उसको एक पद ऐसा मिला या नजर आया कि जिससे 
कुल्ल नीचे की रचना पैदा या जाहिर होती हुई और 
जिसके आसरे वह ठहरी हुई मालूम पड़ी और उस पद 
का उस खोजी को पूरा २ भेद न मालूम पड़ा और न 
उसको वह पद जैसा कि असल मे था, दिखलाई दिया 
यानी वह उसका अत और पार न पा सका, तो उसने 
उसी को मालिक उस रचना का करार देकर सत्तपद 
माना, जेसे मसलन यह सूरज अपने मडल की रचना 
का मालिक और कर्ता करार दिया जावे या इसके 
ऊपर का सूरज जो दूरबीन से भी नज़र नही आता है, 
मालिक और सत्त माना जावे या यह कि उसके परे का 
सूरज जो पार-ब्रह्म स्वरूप है, कुल्ल-मालिक गरदान 
कर उसी पर रातमा किया जावे और वही सत्त और 
शुद्ध माना जावे। 


८ - ऊपर जो तीन सूरज बयान किये गये, उनमे 
से पहिला तो निपट ससारी और नादानो का खुदा और 
मालिक हो सकता है और दूसरा जोगियों का और 
तीसरा जोगेश्वरों का मालिक है। उसके पार का भेद 
किसी जीव या महात्मा को नहीं मालूम पड़ा बल्कि खुद 


| ३३२]  प्रेमपत्रराधास्वामी [ बचन | ३३२] प्रेम पत्र राधास्वामी 


उसके भी स्वरूप का वार और पार न पाया। इस सबब 
से इन तीनो सूरजों को कुल्ल मत वालो ने जो कि 
अनजान हैं या जोगी या जोगेश्वरो या औतारों और 
पेगम्बरो के मौलकिद और पैरो है, सत्त और मालिक 
माना लेकिन असल में इनमें से कोई भी कुल्ल-मालिक 
या असली सत्त नही है, क्योंकि पार-ब्रह्म रूपी सूरज के 
परे सत्तनाम सत्तपुरुष रूपी सूरज है और वह सच्चे 
कुल्ल-मालिक और असल सत्तपद राधास्वामी दयाल के 
आसरे कायम है। 


९ - यह सूरज जिनका ऊपर जिक्र हुआ, एक की 
ब-निस्बत एक ज्यादा ताकत वाला और बहुत बड़ा और 
ज़्यादा देर ठहरने वाला है, यहाँ तक कि दूसरे और 
तीसरे सूरज की परलय होती हुई, किसी बिरले जोगेश्वर 


ही ने देखी और तीसरे यानी पार-ब्रह्म रूपी सूरज का 
आदि और अत और उसका वार पार भी किसी को नही 
मालूम हुआ, लेकिन इनको सत्त कहना ब-मुकाबले 
सत्तनाम सत्त पुरुष राधास्वामी पद के जो कि अमर 
और अजर और सदा एक रस कायम रहते है और 
ब्रह्मांड के परे हैं, दुरुस्त नहीं है। और राधास्वामी पद 
तो अनत और अपार और अकह और अगाध है और 
असली सत्त वही है और उसका देश भी यानी 
राधास्वामी पद से सत्तलोक तक अजर और अमर हे 
यानी हमेशा एक-रस कायम रहता है। 


१० - इस असली सत्तपद यानी राधास्वामी धाम 
का जो कोई भेद बलावे और वहाँ पहुँचने का रास्ता 
लखावे, उनको संत या साध कहते हैं और उनके भेद 
को सत्त मत और सत्त पथ कहना चाहिये और वह भेद 


` 


| ३२] तीसराभाग [३३३ | भाग 


और लखाव सिर्फ राधास्वामी मत मे जो कि कुल्ल-मालिक 
ने आप प्रकट किया, मौजूद है। और किसी मत में 
इसका जिक्र भी नहीं है। 


११ - अब समझना चाहिये कि राधास्वामी दयाल ने 
कुल्ल रचना के तीन दरजे मुकर्रर किये हैं। पहिला, 
निर्मल चैलन्य यानी रूहानी देशा है, जहाँ माया की 
मिलौनी नहीं है और यही सच्चे मालिक का निज धाम 
और देश है और दूसरा निर्मल चैतन्य और शुद्ध माया 
देश है जिसको ब्रह्माड कहते हैं, इस दरजे के शुरू में 
माया प्रकट हुई और पुरुष प्रकृति और माया ब्रह्म का 
स्थान इसी दरजे में है और वही सरगुन और निरगुन 
ब्रह्म का मुकाम है। तीसरा दरजा, निर्मल चैतन्य और 
मलीन माया देश है, सुरत चैतन्य और मन का बासा 
इसी दरजे में है और वही आत्मा परमात्मा और बैराट 
स्वरूप का स्थान है। 


१२ - जो कि पहिले दरजे में सिर्फ निर्मल चैतन्य 
है और रचना भी वहाँ की ऐन रूहानी है यानी सुरत 
चैतन्य की चैतन्य रूपी देह या गिलाफ है, इस वास्ते 
इसी देश में पहुँच कर सच्ची मुक्ति हासिल होगी यानी 
मन और माया के मसाले की बनी हुई देह से आज़ादगी 
हो जायगी । 

१३ - और उस पहिले दरजे मे संतों की जुगत की 
कमाई करने से पहुंचना होगा और वह कमाई 
कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु की 
दया से बन पड़ेगी । 


१४ - और वह जुगल यह है कि जिस धार पर कि 
सुरत पहिले दरजे से उतर कर तीसरे दरजे यानी 


| ३३४]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | 


ऐ 


३३४ ] प्रेम पत्र राधास्वामी 
पिण्ड में आँखों के मुकाम पर बैठी है, वहाँ से उसको 
उसी धार को पकड़ के उलटे चढ़ा कर उसके निज 
धाम में पहुँचाना और वही धार शब्द और प्रकाश और 
नूर और जान की धार है, सो शब्द की धुन को सुनते 
हुये और प्रकाश को देखते हुये मन और सुरत घट में 
चढ़ेगे। 


१५ - यह भेद और जुगत संत सतगुरु या साधगुरु 
या उनके सच्चे और प्रेमी मेली से मालूम होगी और 
उन्ही के सलसग और बानी और बचन के पढ़ने और 
सुनने से जीव के भरम और सशय और असत्य पद 
और पदार्थ मे पकड़ और झुकाव दूर हो सकते है। और 
दूसरे के सलसग या बानी और किताबें पढ़ने और 
सुनने से यह बात हरगिज़ हासिल नहीं हो सकती है 


और न कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल के चरनों में 
गहरी प्रीत और प्रतीत पैदा होगी और इस सबब से 
चाहे कोई जिस कदर मेहनत करे, सुरत और मन की 
चढ़ाई घट मे ऊँचे देश की तरफ नही हो सकेगी। 


१६ - ऊपर बयान हुआ है कि बिना दया 
कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु के 
राधास्वामी मत का अभ्यास दुरुस्ती से नहीं बन पड़ेगा । 
इस वास्ते लाजिम और जरूर है कि सच्चा परमार्थी 
पहिले खोज कर के सत सतगुरु या साध गुरू या 
उनके सच्चे प्रेमी से मिले और भेद भाव समझ कर 
उपदेश घट में चढ़ाई की जुगल का लेवे, तब उसका 
सूत यानी सिलसिला कुल्ल-मालिक के चरनो से लगेगा 
और जिस कदर वह अभ्यास करता जावेगा, उसी 
कदर दया भी उसको अपने अतर में मालूम पड़ती 
जावेगी और लब उसका रास्ता सुखाला तै होवेगा। 


८ 


| २२]... तीसरा भाग... [३३५ | भाग 


१७ - जिस किसी के हिरदे में सच्ची लाग परमार्थ 
की है और संसार की तरफ से किसी कदर चित्त में 
बैराग और उदासीनता भी है और सत सतगुरु या 
साधगुरू और उनके सतसंग की सच्चे मन से सरन ली 
है, तो उसी को राधास्वामी दयाल और संत सतगुरु 
अपनावेंगे और फिर उसकी सब तरह से सम्हाल, अंतर 
और बाहर, आप करेंगे और जब तक कि उसको निज 
धाम में नहीं पहुँचावेंगे लब तक उसकी बराबर सम्हाल 
और तरक्की फरमाते रहेंगे यानी उसके हिरदे में प्रीत 
और प्रतीत बढ़ा कर करनी करावेगे, चाहे यह काम एक 
जनम मे बने या दो या तीन या चार मे | 


१८ - जो दरजे कि ऊपर बयान किये गये, उन में 
से हर एक दरजे में कई मंजिले या मुकाम है। उनका 


भेद तफसील के साथ उपदेश के वक्‍त समझाया जाता 
है और उसी का नाम सत्त मत है और इसी रास्ते का 
नाम सत्त पथ है। जिसको यह भेद और रास्ता और 
चलने की जुगल नही मालूम है, वह हरगिज़ निज धाम 
मे नहीं पहुँचेगा ओर इस वास्ते उसका सच्चा उद्धार भी 
नहीं होगा यानी असत्य देश मे रह कर हमेशा ऊँचे नीचे 
लोक में देहियों के साथ दुख सुख ओर जनम मरन का 
कष्ट भोगता रहेगा । 

१९ - इस वास्ते कुल्ल जीवों को मुनासिब है कि 
इस दुनिया की कार्रवाई और इसकी रचना की हालत 
देख कर अमर देश और अमर सुख और आनन्द का 
खोज करें और जो कि उसका पता सत सतगुरु या 
साधगुरू या राधास्वामी मत की सगत से मिल सकता 
है तो चाहिये कि इन्हीं को तलाश कर के और उन से 


4 


| ३३६ |. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ३३६ | प्रेम पत्र राधास्वामी 


उपदेश लेकर सुरत शब्द मार्ग का अभ्यास शुरू कर 
दें। फिर जो कुछ कि फायदा उस अभ्यास से हासिल 
होगा, वह उनको अपने अंतर में ओर अपनी हालत से 
आप ही जाहिर होता जावेगा और फिर प्रीत और प्रतीत 
राधास्वामी दयाल के चरनों में बढ़ती जावेगी और 
अभ्यास का शोक भी तेज होता जावेगा। और इस तौर 
से एक दिन सब काम दुरुस्त बन जावेगा । 


बचन २३ 
असली सत्त मे जो अमर अजर और 
परम आनन्द स्वरूप है, पला और भेद लेकर, 
प्यार और भाव लाना और बढ़ाना चाहिये, 
तब असत्य यानी माया के देश और जनम 
मरन से छुटकारा होगा। 

१ - जहाँ जिस को भाव और चाव या प्रीत है, वहीं 
उसकी तवज्जह या ख्याल जाता है और जिस कदर 
ज्यादा दरजे की प्रीत है, उसी कदर उसका चित्त या 
ख्याल बार बार प्रीतम की तरफ जाता है ओर जो बहुत 
ज्यादा दरजे की प्रीत है, तो वे दोनो अक्सर एक ही 
जगह यानी सग रहते है, ताकि हर वक्‍त एक की नजर 
दूसरे पर पड़े और जब चाहे जब बात चील करें और 
सग उठे बेठें। 

२ - जिस कदर जिसको जिस किसी मे भाव और 


प्यार है, उसी कदर उसको अपने प्रीतम से मिलने या 
उसका ख्याल करने मे रस आता है ओर ख़ुशी होती है 


| २३] तीसराभाग [३३७ | भाग 

और उसी कदर प्रीतम की तरफ से भी खैच और मेल 
और तवज्जह होती है और उसको भी मिलने और 
ख्याल करने में वैसा ही रस मिलता है और तबियत 
खुश होती है और यही प्रीत ज्यादा तवज्जह और 
खयाल करने और अक्सर मिलने से बढ़ती जाती हे 
और दोनों की आपस मे मुवाफकत और मुहब्बत भी 
ज्यादा होती जाती है, यहाँ तक कि एक दूसरे के हिरदे 
में बस जाता है। 


३ - और जब यही प्रीत ज्यादा से ज्यादा हो जाती 
है, तब दोनो शाख्सों के मन और उनकी समझ बूझ 
और चाह और पकड़ वगेरा भी एक हो जाती हैं और 
एक की कहन दूसरा बे-उज् और ख़ुशी के साथ मानता 
है और जो काम एक करता है, वह दूसरे को पसद 


आता है और दोनो को आपस में एक दूसरे की ख़ुशी 
और रजामन्दी का ख्याल हमेशा पेश-नजर रहता है 
और एक दूसरे की सेवा और खिदमल करने और हर 
काम में मदद देने को उमंग के साथ तैयार रहता है। 


४ - जहाँ इस किस्म की प्रीत दो शरब्सो की आपस 
मे है, वहाँ एक के सुख में दूसरा भी सुखी और दुख 
और तकलीफ में दूसरा भी दुखी रहता है। अगर किसी 
वक्त मे दूर भी होवे तो अक्सर ऐसा इत्तिफाक होता है 
कि सख्त तकलीफ के वक्‍त एक की तबीयत का असर 
थोड़ा बहुत दूसरे की तबीयत पर रूहानी और कुदरती 
तौर पर फौरन पहुँच जाता है। 

५ - अब ख्याल करना चाहिये कि जब एक शख्स 
का एक दूसरे शख्स के साथ मुहब्बत करने का यह 
नतीजा होता है तो जब कि किसी की बहुत से 


| ३३८] प्रेमपत्रराधास्वामी [ बचन | ३३८ ] प्रेम पत्र राधास्वामी 

आदमियौ और जानवरो मे और माल और असबाब और 
मकानाल वगैरा में अपने २ दरजे के मुआफिक प्रीत 
और बन्धन मन का हुआ, तब उस शख्स की क्या 
हालत होगी यानी कभी दुख कभी सुख कभी चिन्ता 
और फिक्र के चक्कर में हमेशा गिरफ्तार रहेगा और 
उसको दवा-दिवश यानी दौड़ धूप भी अपने प्रीलवान 
और मित्रों से मिलने की और उनके कामों मे मदद देने 
की हमेशा लगी रहेगी और बहुत कम वक्त फुरसत का 
मिलेगा | 


६ - जाहिर है कि यह प्रीत और मुहब्बत दुनियावी 
कहलाती है और इस मे ब-सबब नाशामान होने इस 
लोक की रचना के वियोग यानी जुदाई भी ज़रूर 
होवेगी और फिर उसका दुख भी जिस कदर गहरी प्रीत 


होगी, उसी कदर सहना पड़ेगा। खुलासा यह कि यहाँ 
सुख थोड़ा और चन्द-रोज़ा होता है और दुख घनेरा 
और बाजी हालतो मे उम्र भर सहना पड़ता है। 


७ - अब जानना चाहिये कि जहाँ जिसकी प्रीत है 
और वहीं उसका ख्याल दौड २ कर जाता हे, तो 
उसके साथ सुरत यानी चैतन्य की धार भी बराबर 
जाती है और जिस कदर जिसकी जहाँ प्रीत है, उसी 
कदर उसके चैतन्य और सुरत और मन की धार उसके 
प्रीतम में समाई रहती है और दोनो तरफ से धार की 
आमद-रफ्त ख्याल के साथ जारी रहती हे। 


८ - यह हाल हर एक शख्स पर उसके रोजमर्रा के 
व्यवहार और बर्ताव में गुज़रता रहता है यानी जिस 
वक्त वह किसी शख्स या मुकाम या चीज़ का जिसमें 
उसके मन की प्रीत या बधन हे, ख्याल करता है, उस 


2 


व 


| २३]. तीसराभाग [३३९ | भाग 

वक्‍त और जितनी देर कि उसका ख्याल उधर लगा 
रहता है, वह उतनी देर वहीं यानी अपने प्रीतवान 
शख्स वगेरा के पास ठहरता हे और उस वक्‍त जहाँ वह 
बैठ कर ख्याल कर रहा है, मौजूद नहीं है। जैसे जब 
कोई किसी काम में गहरी लवज्जह के साथ मशगूल 
होता है या कोई सोच और विचार कर रहा हे या किसी 
अपने प्यारे का चिन्तवन कर रहा है, उस वक्त जो 
कोई उसके सामने आवे या बैठे या बात चील करे तो 
वह बिलकुल नही देखता है और न सुनता है और जब 
उससे लाकीद के साथ कोई पूछे तो जवाब देता है कि 
मेरा ख्याल या चित्त इस वक्‍त और तरफ था, इससे 
जाहिर है कि वह शख्स उस वक्त बा-वजूद बेठे होने 
और आख कान खुले होने के उस चिन्ता और ख्याल 
की हालत मे वहाँ मौजूद न था, क्योकि उसके मन और 
सुरत की धार उस वक्‍त उस तरफ को रवा हो गई थी 
कि जिस तरफ का वह चिन्तवन और ख्याल कर रहा 
था। 


९ - इस तरह से हर एक शख्स के मन और सुरत 
की धारे अनेक जीवो और पदार्थो मे दिन और रात 
बाहर की तरफ बहती रहती है और चेतन्यता का घाटा 
होता रहता है, जैसा कि देखने में आता है कि जिस 
आदमी को कारोबार और चिन्ता और फिक्र ज्यादा 
रहता है, उसी कदर उसका जिस्म नाजुक और कम 
ताकत वाला होता है और खाने की मिकदार भी उसकी 
किसी कदर कम हो जाती है लेकिन जो किसी को 
दिल-पसद कारोबार ज्यादा करने पड़े और किसी तरह 
की चिन्ता और फिक्र न होवे यानी उसका मन बहुत 
जगह बॅधा न होवे, तो वह ब-सबब खुशी के फूलता 


| ३४०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


रहता है और कम ताकती उसको नहीं सताती है। 
सबब इसका यह है कि पहिली सूरत में उसकी धारें 
बहुत फैलती रहती हैं और दूसरी हालत में ब-सबब मन 
के खुश होने और किसी कदर बे-परवाह हो जाने औरों 
की तरफ से, धारों का फैलाव कम होता हे। 


१० - जहाँ जिसकी बहुत ज्यादा प्रीत है तो उसका 
असर इसी जिदगी में नही, बल्कि आइन्दा की जिंदगी 
यानी जनम में भी पहुँचता है और उसी मुआफिक दूसरे 
जनम में सजोग जीवो के साथ होता हे या उन्हीं शोको 
में जो एक जनम में बहुत ज़बर रहे, दूसरे जनम मे भी 
बरतावा करता है। 

११ - ऐसी हालत जगत के जीवो की प्रीत की और 
उनके भरमने की देहियों और पदार्थो में और मेल होने 
अनेक किस्म के जीवो ओर सामान के साथ मुआफिक 
हर एक के जबर बधन और शौक के, देख कर, संत 
सलगुरु अति दया करके जीवों को सच्ची समझौती 
और सच्चे मालिक से मिलने की जुगल फरमाते है कि 
जिससे जनम मरन का चक्कर जल्दी छूट जावे और 
जीव नाशमान रचना के देश से न्यारे होकर अमर देश 
और अमर आनन्द के स्थान पर पहुँच कर और अपने 
सच्चे मालिक का दर्शन पाकर, हमेशा को सुखी हो 
जावे| 

१२ - जो कोई बड़ा आदमी है यानी धनवान और 
हुकूमतवान या गुनवान या रूपवान या कोई खास हुनर 
वाला है या जो कोई अपने साथ किसी किस्म की 
भलाई ओर सलूक करे या किसी तकलीफ और मुसीबत 
के वक्‍त मदद देवे, तो ऐसे शख्स में बहुत जल्द हर 


न 


| २३] तीसराभाग [३२% | भाग 


किसी को भाव और प्यार आता है और उसकी सेवा 
और खिदमत करने को दिलोजान से तैयार हो जाता है 
और जो वह हुक्म या आज्ञा करे या कोई बचन कहे, 
उसको ख़ुशी-दिल के साथ मानता है। 


१३ - अब ख्याल करो कि कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल और उनके खास पुत्र या मुसाहिब 
संत सतगुरु रचना भर में सब से बड़े और सर्व समर्थ 
और सर्व गुण निधान हैं और जीवो का हित और आराम 
सदा उनके पेश नजर रहता है और सख्ती और नरमी 
और ख़ुशी और गम के वक्त हमेशा वे जीव के सग 
रहते है और जिस कदर मुनासिब होता है, उसकी 
सम्हाल और रक्षा हर तरह से फरमाते है और हरचन्द 
जाहिरी तौर से उनका दर्शन कठिन मालूम होता है, 
पर संत सतगुरु रूप में जिस पर मेहर होवे, उसको 
सहज में दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। 


१४ - सब कहते हैं कि कुल्ल-मालिक सब जगह 
मौजूद है और जो ऐसा है तो वह हर एक के अग-सग 
रहता है, लेकिन परख और पहिचान उसकी किसी को 
नही हो सकती है, जब तक कि राधास्वामी मत में 
शामिल होकर उसकी जुगल का कोई दिन अभ्यास न 
करे। 

१५ - अब ख्याल करो कि ऐसे कुल्ल-मालिक 
सत्तपुरुष राधास्वामी दयाल और उनके प्यारे संत 
सलगुरु के चरनो में किस कदर भाव और प्यार जीवों 
को लाना चाहिये, पर शर्त यह है कि उनका या लो 
प्रत्यक्ष दर्शन मिले या घट मे उनके नाम रूप लीला 
और धाम का पूरा २ पता मालूम होवे, और भी जुगत 


| ३४२९]  प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ३४२ ] प्रेम पत्र राधास्वामी 


उनसे मिलने की बलाई जावे लो अल्बत्ता जीवो को 
थोड़ा बहुत भाव और प्यार आवेगा और जो सत 
सलगुरु रूप में दर्शन होवे तो उसकी भी थोड़ी बहुत 
पहिचान आनी चाहिये, नहीं तो जैसा भाव और प्यार 
चाहिये, न तो कुल्ल-मालिक और न संत सतगुरु के 
-चरनों में आ सकता हे क्योकि रोजगारी और पाखडियों 
ने ठगाई करके जीवों को बहुत डरा दिया है और अनेक 
भरम उनके मन में पेदा कर दिये हैं कि जिससे जब 
तक सच्चे और झूठे की छाँट न होवे और उनको थोड़ी 
बहुत पहिचान न आवे तब तक वे भाव और प्यार लाने 
में झिझकते और डरते हैं। 


१६ - जो कोई परमार्थ का बड़भागी है या जिस पर 
धुर की मेहर और दया है, उसी को दर्शन करके संत 


सतगुरु में थोड़ा बहुत भाव और प्यार आवेगा और 
उनके बचन उसको प्यारे लगेंगे और उनसे जुगती 
लेकर और थोड़ा बहुत अभ्यास करके, उसको अतर में 
रस और आनन्द मिलेगा और मेहर और दया के परचे 
भी मालूम होवेगे, लब दिन २ उसकी प्रीत और प्रतीत 
सत सतगुरु और कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल के 
चरनो मे बढ़ती और पकती जावेगी और वही शख्स 
सतगुरु के बचन को जिस कदर जरूरी है मानेगा, और 
उसके मुवाफिक कार्रवाई करके उसका फल और 
फायदा इसी जिन्दगी में देखेगा। 

१७ - इसी तरह जिस किसी को सत सलगुरु और 
कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल के चरनो में प्रीत और 
प्रतीत आई है और उनकी जुगल के अभ्यास से कुछ २ 
रस अन्तर में मिला है, उसी के मन और सुरत की 


2 


२. 


| २३]... तीसरा भाग. [३७३ | भाग 


धारें बारम्बार अंतर में ऊँचे देश की तरफ चढ़ेंगी और 
दिन २ ससार के भोग और बिलास फीके और रूखे 
होते जावेगे और उस तरफ को धारों का झुकाव भी 
कम होता जावेगा। 


१८ - इसी तौर से आहिस्ते २ दुनिया और उसके 
सामान से तबियत ऐसे प्रेमियों की हटती जावेगी और 
उनके मन और सुरत निज घर की तरफ उमंग और 
प्रेम के साथ रवाँ होते जावेंगे और एक दिन सुरत 
उनकी धुर धाम में पहुँच कर सच्चे मालिक का दर्शन 
पावेगी और अमर आनन्द को प्राप्त होगी। 


१९ - जो कि कुल्ल-मालिक का भेद और मिलने 
का रास्ता और चलने की जुगत बगैर संत सतगुरु या 
उनके सच्चे प्रेमी के नहीं मालूम हो सकती है और न 


उनके और सच्चे मालिक के चरनों में बिना उनके 
सलसग और दया के प्यार और भाव आ सकता हे, इस 
वास्ते कुल्ल जीवों को जो कि संसार और उसके 
सामान की नाशमानता देख कर सच्चे ओर अमर सुख 
का खोज लगा कर उसको प्राप्त होना चाहते हैं, 
मुनासिब और लाजिम है कि पहिले सत सतगुरु या 
उनके प्रेमी जन का खोज करें और जब भाग से वे 
मिल जावे, तब शौक और उमग के साथ उनके बचन 
सुनें और समझें और विचारें और सुरत शाब्द का 
उपदेश लेकर अभ्यास शुरू कर दें, तब थोड़े दिन में 
उनकी और उनकी जुगत की कुछ पहिचान आवेगी 
और उसी मुआफिक प्रीत और प्रतीत भी चरनों में पैदा 
होगी और फिर भक्ति और भाव बढ़ता जावेगा और दिन 
२ हालत भी बदलती जावेगी यानी ससार की तरफ से 


2 


| ३४४ |]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
किसी कदर उदासीनता और चरनो मे प्रेम और अनुराग 
बढ़ता जावेगा । 


२० - जब लक इस तौर से कार्रवाई नहीं की 
जावेगी, तब तक मन और सुरत की धारो का झुकाव 
भोगो मे बाहर की तरफ रहेगा और मालिक के चरनों 
में प्रेम और भाव नहीं आवेगा और इस वास्ते माया के 
घेर से सुरत न्यारी नही होगी और वे जीव बारम्बार देह 
धर कर दुख सुख भोगते रहेंगे। 

२१ - खुलासा यह कि जब तक जीव को प्रीत और 
प्रतीत चरनो में राधास्वामी दयाल के नहीं आवेगी, तब 
तक धारो का रूख नहीं बदलेगा ओर बाहरमुख कार्रवाई 
कम न होवेगी और इस सबब से असली सत्त से मेला 
भी नहीं होवेगा और न परम और अमर आनन्द के धाम 
में पहुँचना होगा और जीव लुच्छ और नाशमान सुखो के 
वास्ते इस लोक में पचते और खपते रहेंगे और जनम 
मरन का दुख सहते रहेंगे। 

२२ - ऊपर के लिखे हुए से मालूम होगा कि कुल्ल 
जीवो को मुनासिब और जरूर है कि कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी और संत सतगुरु के चरनो मे, जेसी बने 
तैसी, प्रीत लावे तो जिस दरजे की प्रीत होगी, उसी 
कदर उनके मन और सुरत की धार, घट मे ऊँचे देश 
की तरफ बारबार रवॉ होकर, चरन रस लेवेगी और 
बचन बानी निहायत प्यारे लगेंगे और दर्शनो की तलब 
और तड़प थोड़ी बहुत मन मे लगी रहेगी और सेवा की 
उमंग उठा कर तन मन धन भी परमार्थ मे लगावेगा 
और भेद और जुगत दरियाफ्त करके, मुहब्बत के साथ 
अभ्यास में भी जोर देगा। यही स्वरूप सच्ची और 


| २३] तीसराभाग [३»५ | भाग 

निर्मल भक्ति का है और जब महिमा सुन कर जीव इस 
काम में लगा, तब राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु 
की दया आवेगी और मेहर से ऐसे भक्त का कारज वे 
आप बनावेगे और मुनासिब तौर पर अंतर और बाहर 
के सलसग मे रस देकर उसकी भक्ति को बढ़ाते जावेगे 
कि जिससे एक दिन धुर धाम में पहुँच कर परम 
आनन्द को प्राप्त होगा। 


२३ - भक्ति और प्रेम का दरजा बड़ा भारी है। जिस 
घट मे यह प्रकट होवें वही जन बड़भागी है और वही 
दयापात्र है और वही एक दिन सच्चे मालिक के महल 
मे दखल पावेगा। 


२४ - इस वास्ते सब जीवो को इस बात का 
खयाल और विचार रखना चाहिये कि गहरी प्रीत सच्चे 
मालिक के चरनो में लावे और उसके चरनो मे अपना 
मजबूत नाता जोड़ें और दुनिया और उसके सामान में 
मामूली प्रीत गुज़ारे के लायक करें, ताकि जबर बन्धन 
न होने पावे। जैसे कोई परदेशा मे रोजगार के वास्ते 
जावे और वहाँ के लोगो से कार्रवाई के लायक प्रीत 
भाव करे और जब मौका वलन के जाने का मिले तो 
फौरन अपने देश को ख़ुशी के साथ रवाना होता है और 
उन परदेशियों की प्रीत से जरा भी उसके मन को 
बधन या तकलीफ नहीं होती । 


२५ - इसी तरह सुरत यहाँ परदेशी है और उसको 
इस परदेश में परदेशियो के मुआफिक बर्ताव करना 
मुनासिब है और परमार्थ की कमाई करके गहरी जमा 
यानी प्रेम कुल्ल-मालिक के चरनो का अपने घट में 
हासिल करके जल्द २ और बारम्बार सुरत शब्द की 


4 


| उअ]  प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ३४६ ] प्रेम पत्र राधास्वामी 


रेल पर सवार होकर अपने वतन यानी कुल्ल-मालिक 
के चरनो मे आमद रफ्त यानी फेरा जारी करना चाहिये 
और जब काम पूरा हो जावे, तब बे-तकल्लुफ अपने 
निज घर को खुशी के साथ जाने को तैयार रहना 
चाहिये । यह काम दुरुस्ती से तब बन पड़ेगा जब कि 
यह दिन २ अपनी प्रीत और प्रतीत चरनों मे बढ़ायेगा 
और संसार मे अपना प्यार जरूरत के मुआफिक 
रक्खेगा और अपने मन और सुरत की धारो को फिज़ूल 
इस दुनिया में नही खर्च करेगा, बल्कि दिन दिन घट 
में ऊँचे देश की तरफ को उनका प्रवाह बढ़ाता रहेगा 
और संत सतगुरु और प्रेमी जन से नाता मज़बूत 
जोडेगा | 


बचन २७ 


तीन बाते हमेशा सुमिरना यानी याद 
रखना चाहिये और तीन बाते बिसरना यानी 
भूलना चाहिये। 


१ - जो तीन बात याद रखनी चाहिये यह हैं। 
पहिली यह कि राधास्वामी दयाल सर्व समर्थ और 
कुल्ल-मालिक हैं। दूसरी यह कि उनके चरन यानी 
चैतन्य की धार जो कि शब्द की धार है, हर एक के 
घट में मोजूद है। तीसरी यह कि दुनिया के सब सामान 
और पदार्थ नाशमान है यानी हमेशा एक रस और एक 
हालत पर कायम नही रहते और यह देह भी जिसमें 


| २४] तीसराभाग [३४७ | भाग 


सुरत उतर कर ठहरी है, नाशमान है यानी मौत हर 
दम सिर पर खड़ी है। 


२ - यह तीन बातें बिसारनी यानी भूलनी चाहिये। 
पहिली--मन का मान जो कि ब-सबब धसे होने ख्याल 
अपने बड़ाई जात पात धन या गुन या खूबसूरती या 
कोई और जौहर या अकल या हुकूमत और ओहदा 
वगैरा के पैदा होता है। दूसरी-मन और इन्द्रियों के 
भोगा और माया के रचे हुये पदार्थ। तीसरी--भोग 
बिलास वगेरा की चिन्तवन या ख्याल और गुनावन और 
उनकी प्राप्ति के लिये आसा और मनसा और तृष्णा। 


पहला भाग 


वर्णन उन तीन बातों का जो 
याद रखनी चाहिये 


३ - पहिली, परमार्थी को चाहिये कि कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल की याद, अक्सर वक्त दिन रात में, 
करे और राधास्वामी नाम को इस कदर पकावे कि 
सोते और जागते और अभ्यास के वक्‍त जब मुनासिब 
और जरूर होवे फौरन याद आ जावे और इस बात का 
जिस कदर बन सके, मज़बूत यकीन दिल में होना 
चाहिये कि राधास्वामी दयाल सर्व समर्थ हैं और जो 
आदि धार उनके चरनों से निकसी, वही कुल्ल रचना 
की करतार है और बिना उनकी मौज के कुछ नहीं हो 
सकता | 


४ - इस बात का बयान दूसरे बचनों में हो चुका 
है और यहाँ खुलासे के तौर पर लिखा जाता है कि 
एक स्थान की रचना दूसरे ऊपर के स्थान के आधीन 


| ३४८ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ४८ ] प्रेम पत्र राधास्वामी 


है यानी ऊपर से जो धार आती हे, उसी की मदद से 
नीचे के स्थान की रचना ताकत और मदद लेती है 
यानी एक सूरज मंडल, ऊँचे के सूरज मडल के आसरे 
कायम है और सब के परे कुल्ल-मालिक राधास्वामी 
धाम है और वही सब का निज करतार है। इससे 
ज़ाहिर होगा कि आदि धार की ताकत से कुल्ल रचना 
हुई और उसी के आसरे ठहरी हुई है यानी राधास्वामी 
धाम से धारा सत्तलोक तक आई और दयाल देश यानी 
पहिले दरजे की रचना करी और वहाँ से दो घारें प्रकट 
होकर सहस दल केवल तक आई और ब्रह्मान्डी यानी 
दूसरे दरजे की रचना करी और सहसदल केवल से 
तीन धार प्रकट हुई और उनसे देवता और मनुष्य और 
चार खान की रचना, पिंड देश यानी तीसरे दरजे मे, 
हुई । 

५ - दूसरी, परमार्थी को चरन की पहिचान और 
प्रतीत हासिल करनी चाहिये यानी जो चैतन्य धार कि 
दयाल देश से दसवें द्वार और दसवें द्वार से पिंड में 
उतर कर ठहरी हुई है, वही सुरत या धुन की धार है 
और वही नाम और चरन की धार है, सो इस धार की 
अभ्यास करके थोड़ी बहुत पहिचान हासिल करना और 
इस बात की दूढ़ प्रतीत मन में पैदा करना चाहिये कि 
यह चरन या शाब्द या जान की धार घट घट मे मौजूद 
है और इसी को पकड़ के सुरत ऊँचे देश यानी घर की 
तरफ उलट सकती है। और कोई दूसरा सीधा और 
धुर पहुँचाने वाला रास्ता नही है। 


६ - यह अक्सर बचनों में बयान हो चुका है कि 
चैतन्य का निशान और जहूरा शाब्द यानी आवाज है 


2 


| २४] तीसराभाग [३»९ | भाग 
और जहाँ कि धार रवाँ है, वहाँ धुन उसके साथ मौजूद 
है। फिर जो चैतन्य की धार कि ऊपर से आई है और 
उसके साथ धुन यानी आवाज़ बराबर जारी है, वही 
रचना की कर्ता हे। इस वास्ते जो उस धार को पकड़ 
के चलेगा, वही उस मुकाम तक जहाँ से कि आदि 
धार प्रकट हुई, पहुँच सकता है। और किसी धार को 
पकड़ के जो कोई चलेगा, वह माया के घेर के बाहर 
नहीं जावेगा, क्योंकि सिवाय शाब्द चैतन्य की धार के 
और जो धारें हैं, वे माया की हद में से निकसी हैं और 
वहीं उनका खातमा हो जाता है। 


७ - परमार्थी को मुनासिब और लाजिम है कि इस 
धार की बारम्बार याद करता रहे और याद करने से 
मतलब यह है कि या तो शब्द को सुने या राधास्वामी 


नाम का स्थान पर ध्यान लगा कर सुमिरन करे या 
सथान पर स्वरूप का ध्यान करे। खुलासा यह कि इस 
धार के साथ जितनी बार बन सके, दिन रात मे मेल 
करता रहे। इसी को सुमिरना कहते हैं। ऐसी यादमीरी 
से जिस कदर ज्यादा बन पड़ेगी, जल्द सफाई होवेगी 
और चरनों में प्रीत और प्रतीत बढ़ेगी और अभ्यास में 
आसानी के साथ तरक्की होवेगी । 


८ - तीसरी, परमार्थी को ख्याल इस बाल का 
हमेशा रखना चाहिये कि जिस कदर माया के सामान 
और पदार्थ हैं, वे सब लुच्छ यानी थोड़ा रस देने वाले 
और नाशमान हैं और यह देह भी जिसमें बैठ करके 
जीव उनका भोग करता है, नाशमान है यानी एक दिन 
मौल जरूर आवेगी और उस वक्त सब कारखाना और 
सामान दुनिया का और यह देश एक दम छोड़ना 


| ३५०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
पड़ेगा । और कोई किसी तरह से किसी को ऐसे वक्त 
पर मरने से बचा नहीं सकता। 


९ - इस बाल का कोई सबूत जरूर नहीं है, 
क्योकि कुल्ल जीवों को रोजमर्रा देखने में आता है कि 
बड़े और छोटे और राजा और अमीर और गरीब और 
कुल्ल पदार्थ और भोग वगैरा चलने में हैं और कोई 
वक्त मुकर्ररा से ज्यादा ठहर नही सकता, इस वास्ते 
हर एक को मुनासिब और लाजिम मालूम होता है कि 
पेश्तर इससे कि ऐसा सरञ्त वक्‍त आवे, सुरत को तन 
मन और इन्द्रियो से जिस कदर बन सके, न्यारा करके 
उसके घर की तरफ उल्टावे और अपनी मौल को याद 
रख कर किसी शख्स या चीज मे इस कदर मन को न 
बाँधे कि जिससे छोड़ते वक्‍त तकलीफ होवे और इसी 
तरह सब भोगो और पदार्थो को नाशमान समझ कर 
उनमें पकड़ गहरी और मजबूत नहीं करना चाहिये, 
नही लो वियोग के वक्‍त बहुत दुख सहना पड़ेगा। 


१० - इस बाल की यादगीरी के सबब से जीव का 
बहुत फायदा मुमकिन है यानी उसका बधन दुनिया 
और उसके सामान और कुटुम्ब परिवार और भोगों 
वगैरा में बहुत हलका रहेगा और अखीर वक्त पर 
उसको छोड़ने मे तकलीफ नहीं होवेगी और जहाँ तक 
मुमकिन होवे, राधास्वामी दयाल के चरनों में प्रीत और 
प्रतीत बढ़ाना और पकाना चाहिये कि जिससे जीव के 
उद्धार में कोई विघ्न न पड़े। 


११ - बल्कि सिवाय अरवीर वक्‍त पर तकलीफ न 
होने के जीते जी भी राधास्वामी दयाल के चरनों में प्रीत 
और यादगारी करने वाले को बहुत कुछ फायदा हासिल 


| २४] तीसराभाग [३५१ | भाग 


होवेगा यानी दुनिया और उसके भोगो की तरफ से चित्त 
आहिस्ते २ हटता जावेगा और अलर में रस और 
आनन्द पाकर चरनो मे प्रीत और प्रतीत और शौक 
दर्शनो का बढ़ता जावेगा और अखीर वक्त पर ज्यादा 
से ज्यादा आनन्द और दया की मदद मिलेगी और देह 
और दुनिया के छोड़ने का रज बिल्कुल नहीं व्यापेगा 
और यह हालत सुरत शब्द मार्ग के अभ्यास से जो कि 
कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल ने बहुत आसान तौर 
से जारी फरमाया है, हासिल होवेगी। 


भाग दूसरा 


वर्णन उन तीन बातों का 
जो बिसरनी चाहिये 


१२ - पहिली, परमार्थी को अपने मन का मान 
घटाना और दूर करना चाहिये। यह सब औगुणो में 
बहुत भारी और ज़बर और बारीक विकार है और बहुत 
दिक्कत से और बहुत देर मे घटता और दूर होता है। 
चाहे जिस कदर कोशिश की जावे, थोड़ा बहुत झीने से 
झीना मान मन में धरा रहता है और वक्त २ पर प्रकट 
होता रहता है। 

१३ - इसके दूर करने का जतन सिवाय सुरत 
शब्द मार्ग के अभ्यास के कि जिससे सुरत और मन 
पिंड देश को छोड़ कर ब्रह्माड मे और फिर वहाँ से मन 
से अलेहदा होकर सुरत, दयाल देश की तरफ चढ़ेगी, 
और कोई नहीं है यानी जब तक कि सुरत पिड में 
रहेगी, तब तक इस विकार का कतई दूर होना मुमकिन 
नहीं है, चाहे कुछ कम हो जावे या कहीं २ और किसी 


| ३५२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ३५२ |] प्रेम पत्र राधास्वामी 

किसी वक्त बिल्कुल जाहिर न होवे, क्योंकि जड़ 
इसकी ऊँचे देश में हे और जब तक कि यह विकार 
यानी मान और अहंकार मन में बसे रहेंगे, तब तक 
सच्ची दीनता सतगुरु और प्रेमी जन ओर कुल्ल-मालिक 
के चरनों में जेसा कि चाहिये, नही आवेगी और न पूरा 
फायदा परमार्थ का यानी प्रेम हासिल होगा। 


१४ - इस वास्ते परमार्थी को चाहिये कि जैसे बने 
तैसे इस विकार को अपने मन से हटावे और घटावे 
और अपनी ताकत और जाल और पॉल और धन और 
हुकूमत और गुण और जोहर की बड़ाई को भुलावे और 
किसी मौके पर और किसी काम और किसी बात में 
उसको पेश न करे और न उसकी याद और ख्याल मन 
मे लावे यानी न तो किसी अपनी बात मे और किसी 
मौके पर बड़ाई या तारीफ करे और न दूसरों से कराने 
की चाह या आस रक्खे और न दिल मे उसका ख्याल 
लावे और जब कोई अनजानता से या जान बूझ कर 
जिह और हसद से कोई बचन ओछा या अपमान का 
इससे कहे तो उस वक्‍त अपनी ताकत या बड़ाई का 
ख्याल करके गुस्सा और रोस न करे और न कहने 
वाले से, और किसी वक्‍त एवज लेने का इरादा करे 
और न ऐसा समझे कि मेरा अपमान हुआ या इज्जत में 
खलल आया, बल्कि अपने आपे को नीच और नाकारा 
समझ कर यह ख्याल करे कि वह ऐसे ही बल्कि ज्यादा 
तर ओछे और अपमान के बचनों के लायक है। 


१५ - जहाँ किसी का स्वार्थ यानी दुनियावी मतलब 
अटका होवे, वहाँ हर कोई मान बड़ाई छोड़ कर सच्ची 
दीनता करता है और इसी तरह अपने से जबर के 


2 


| २४]... तीसरा भाग... [३५३ | भाग 


रू-ब-रू भी दीनता से बर्तता है, फिर बडे अफसोस की 
बात है कि यह जीव दुनिया के मतलब के वास्ते तो सब 
किसम का मान और अहकार छोड़ देवे और परमार्थ मे 
कोई न कोई या किसी न किसी किस्म के मान का अग 
लेकर उलटा अपना मान और आदर चाहे और सच्ची 
दीनता न करे। इससे यह बाल जाहिर होती हे कि उस 
शख्स ने परमार्थ की दौलत की कदर न जानी और 
दुनिया की मान बड़ाई और विद्या बुद्धि और धन और 
हुकूमत और गुन वगैरा को बड़ा समझा । फिर ऐसे 
शरब्सो को सच्चे प्रेम की दात केसे मिले ? 


१६ - भक्ति और प्रेम मार्ग मे सच्ची दीनता एक 
बड़ा जौहर या जेवर और भारी सिगार समझा जाता है। 
जिसमें यह अग नहीं पाया जाता या वह बे-परवाही और 


निडरता के साथ परमार्थियो से बर्ताव करता है तो 
राधास्वामी दयाल उस पर प्रेम की बख्शिश हरगिज 
नहीं करेंगे और वह अपने अहंकार के सबब से गहरे 
परमार्थ से खाली रहेगा, क्योकि राधास्वामी दयाल का 
यह हुकुम है कि “दीन गरीबी मत इस जुग का और 
गुरु भक्ती कर परमान” | सो जब तक मन मे दीनता न 
आवेगी, तब तक गुरू और साध और कुल्ल-मालिक के 
-चरनों में सच्चा प्रेम नही आवेगा और इसी सबब से 
दया भी नहीं आवेगी और परमार्थी तरक्की भी नहीं 
होवेगी | 

१७ - दूसरी, परमार्थी को मन और इन्द्रियो के भोग 
और माया के रचे हुए पदार्थो को जहाँ तक बन सके, 
चित्त से बिसारना चाहिये ओर उनमे जरूरत के मुआफिक 
बर्ताव करना मुनासिब है। लेकिन फिज़ूल ख्वाहिशों, 


2 


| ३५४]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ३५४ ] प्रेम पत्र राधास्वामी 


सुरत चैतन्य की धार को नीचे और बाहर की तरफ 
बहाती हैं और इसमे अभ्यासी का किसी कदर नुकसान 
होता है। 

१८ - भोगों और पदार्थों में खैंच शक्ति बहुल है और 
वह मन और इच्द्रियों को लुभा कर अपनी तरफ खैचते 
हैं, लेकिन इसमें मन की चाह और तरंग भोगो के रस 
लेने की उनकी खैंच शक्ति को जगाती है, क्योंकि जो 
मन मे तरंग न उठें, तो चाहे जैसे भोग और पदार्थ 
सन्मुख आवें तो वह मन और इच्द्रियो को लुभा नहीं 
सकते। 

१९ - इस वास्ते अभ्यासी को खास कर शुरू 
अभ्यास के समय, थोड़ी बहुत सम्हाल अपने मन की 
करना मुनासिब है यानी किसी कदर भोगो से आम तौर 
पर बैराग रखना चाहिए और जरूरत के मुआफिक 
उनमें बर्ताव करना चाहिये। 


२० - इसमें कुछ शक नहीं कि मन और इन्द्रियों 
का भोगों की तरफ से रोकना निहायत मुशकिल काम 
है, क्योंकि वे जन्मान जन्म और जुगान जुग और 
सालहा साल से उनमें बर्तते चले आये हैं और यह 
बर्ताव उनका पुराना स्वभाव हो गया है और सब जीवों 
का इसी किस्म का व्यवहार देख कर शौक पैदा होता 
और बढ़ता रहता है और पुरानी आदत और शौक का 
जो कि अभ्यास करके खूब मज़बूत होगये हैं, एक दम 
छोड़ना निहायत मुशकिल बल्कि करीब २ ना-मुमकिन 
है, इस सबब से परमार्थी को शुरू अभ्यास के समय 
मन और इन्द्रियाँ अपनी चंचलता जाहिर करके दुरुस्ती 
से अभ्यास में नही लगने देती हैं, इस वास्ते दुनिया 


न 


| २४] तीसराभाग [३५१ | भाग 


और उसके सामान और भोगो की नाशमानलता और 
ओछापन देख कर, थोड़ा बहुत चित्त को उनकी तरफ 
से उदासीन रखना जरूर है । 


२१ - जीव की ताकत नही है कि मन और माया से 
मुकाबिला कर सके और भोगों की चाह या उनमें 
बर्तावा यकायक हटा देवे। इस वास्ते मुनासिब और 
जरूर है कि समर्थ पुरुष राधास्वामी दयाल की सरन 
और ओट लेकर परमार्थ की कार्रवाई शुरू करे और 
उनकी दया का बल लेकर मन और इन्द्रियो से 
मुकाबिला करता रहे तो आहिस्ते आहिस्ते वे किसी 
कदर जेर होते जावेंगे और अभ्यास में कुछ कुछ रस 
मिलता जावेगा और बाकी सम्हाल और उनके जोर से 
बचाव राधास्वामी दयाल अपनी दया से आप फरमावेगे 
और एक दिन मेहर और दया से धुर घर मे इनसे जिता 
कर पहुँचा देंगे। 

२२ - जीव को मुनासिब है कि राधास्वामी दयाल 
के चरनो में प्रीत और प्रतीत बढ़ाता रहे और जिस 
कदर बन सके, अपना अभ्यास नेम से दुरुस्ती के साथ 
करता रहे। बाकी जो कुछ कसर होगी, वह अपनी दया 
से दूर करेंगे और अपना बल देकर सब विघ्न और 
बिकार हटा देंगे। 


२३ - जीव को इस कदर अहतियात करना लाजिम 
और मुनासिब है कि जहाँ तक बन सके, भोगों की 
फिज़ूल चाह और तरगें हटाता रहे और भोगों और 
पदार्थो की याद या उनका ख्याल मन में न लावे, 
सिवाय इसके कि जिस कदर वास्ते गुज़ारे के दुनिया 
और देह में ज़रूर और मुनासिब है। 


| ३५६ |] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ३५६ | प्रेम पत्र राधास्वामी 


२४ - और यह भी मुनासिब है कि मन और माया 
और इच्द्रिय वगेरा को जो कि परमार्थ मे विघ्न कारक 
है, जोरावर, बैरी और दुश्मन समझ कर और अपने 
लई निबल और कमजोर देख कर अपने रक्षक 
कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल की याद बढ़ाता रहे 
और जब जब दुश्मनों का जोर ज़्यादा होवे, तब उनकी 
दया और सहायता मागता रहे और अपनी भूल चूक पर 
शरमाता और पछताता रहे। 


२५ - तीसरी, परमाथी को होशियारी रखनी चाहिये 
कि भोग बिलास वगैरा की गुनावन न उठावे और न 
उनका चिन्तवन करे और न आसा बाँधे और न तृष्णा 
जगावे, क्योंकि आसा और गुनावन भोगों की ज्यादा 
नुकसान करती है, ब-निस्बत उस भोग के एक या दो 


बार भोग लेने के। 


२६ - गुनावन और चिन्तवन जिस किसी भोग की 
की जावे और उसके प्राप्ति की आसा बॉध कर जलन 
शुरू किया जावे, तो ज्यादा वक्‍त और ख्याल और 
बुद्धि उस भोग के करने और उसकी प्राप्ति के जतन 
के विस्तार मे लगेंगे और शोक उसकी प्राप्ति का बढ़ता 
जावेगा और जब वह भोग जलन करके प्राप्त होगा, तब 
मन और इन्द्रियाँ उसमे ज्यादा शौक और जोश के 
साथ लगेंगे और बारम्बार उसके भोगने की चाह जगा 
कर तृष्णा बढ़ावेगे और इस तरह वह तरंग मन मे बहुत 
जबर होकर अभ्यास में खलल डालेगी और जो कभी 
प्राप्ति न हुई तो मन को बहुत दुख होगा। 


२७ - जो कोई चाह के उठने के बाद फौरन उस 
भोग को भोग लेगा तो ज्यादा देर यह चाह मन मे नहीं 


| २४] तीसराभाग [३५७ | भाग 
बसेगी और न बार २ उसका ख्याल उठेगा बल्कि 
परमार्थी, ऐसी चाह उठने और उसके पूरा होने के 
पीछे, अपने मन में थोड़ा बहुत शरमावेगा ओर पछतावेगा 
और फिर वैसी चाह कम उठावेगा। 


२८ - लेकिन जिसके मन मे चाह जबर है, वह 
उसकी गुनावन और उसको पूरा करने के लिये जलन 
किये बगेर नहीं मानेगा और उसके मन मे पछलावा भी 
जल्द नहीं आवेगा और जो कोई उसको रोकेगा या 
समझौती देवेगा, उससे नाराज़ होगा बल्कि दुश्मनी 
करेगा और जब लक कि भोग पूरा नही कर लेगा या 
उस चाह के निमित्त जतन करने में कुछ दुख नहीं 
पावेगा, तब तक उसको नही छोड़ेगा। 


२९ - भोग की गुनावन करने में किसी कदर रस 


मिलता है और मन ऐसे ख्यालों के विस्तार करने में 
मगन होता है। इस सबब से वह तरंग पक जाती है 
और गुनावन का रस पाकर मन बारम्बार उसको 
उठाता है। इसी तरह अनेक भोगो की अनेक तरगें मन 
मे बस जाती हैं और वक्‍त वक्‍त पर प्रकट होकर मन 
को अभ्यास में नही लगने देती है। 

३० - और परमार्थ मे जरूर है कि मन तरगो और 
उनकी गुनावन से खाली होवे। इस वास्ते परमार्थी को 
इस बाल की अहतियाल जरूर चाहिये कि जहाँ तक 
मुमकिन होवे, किसी भोग की फिज़ूल इच्छा न उठावे 
और उसकी गुनावन मे अपना वक्त बरबाद न करे ओर 
मामूली और जरूरी चाह जो है, उनमें दस्तूर के 
मुआफिक थोड़ी अहतियाल के साथ बर्तता रहे। पर 
जहाँ तक बन सके, उनकी याद और गुनावन मन में 


4 


| ३५८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ३५८ ] प्रेम पत्र राधास्वामी 

कम करे और हटाता जावे, बल्कि दुनिया की तरगों से 
उसको किसी कदर खाली करे। परमार्थी तरगे और 
ख्याल जेसे सलगुरु और प्रेमी जन की सेवा और 
परमार्थी चर्चा वगेरा करना शुरू करे और फिर उनको 
भी हटा कर या कम करके, सिफ राधास्वामी दयाल के 
-चरनो का प्रेम और उनके दर्शनो के प्राप्ति की चाह 
बढ़ावे और उसके पूरे होने के निमित्त जतन मुनासिब 
यानी भजन सुमिरन और ध्यान और सतसंग, शौक के 
साथ करता रहे। 


बचन २५ 


वर्णन उस जुगल का कि जिस से परमाथी 


को ससार का दुख सुख कम व्यापे, बल्कि 
बिलकुल न व्यापे, और अभ्यास में थोड़ा 
बहुत रस और आनन्द बराबर मिलता रहे 
और आहिस्ते २ बढ़ता जावे। 

१ - संसार में सब जीव दुख सुख भोग रहे हैं। 
सबब इसका यह है कि उनका बधन और आसक्ति 
अपनी देह और कुटुम्ब परिवार और धन और माल और 
भोग वगेरा में हे। जब इनमें से कोई चीज का हर्ज मर्ज 
होता है या घाटा बाढ़ा या जब सब काम इच्छा के 
मुवाफिक होते जाते हैं या कोई काम बर-खिलाफ मरज़ी 
के होता है, तब ही सुख दुख या आराम और तकलीफ 
व्यापते हैं । 


| २५] तीसराभाग [३५१ | भाग 


२ - इस वास्ते सतो और सब महात्माओ ने परमार्थ 
मे पहिले शर्त यह रक्खी है कि परमार्थी को लन मन 
धन अर्पन करना चाहिये यानी उनमें से अपना बधन 
और आसक्ति आहिस्ते २ कम करके एक दिन अपना 
पूरा छुटकारा उनसे करना मुनासिब है, तब सुख दुख 
के चक्कर से सच्चा और पूरा बचाव होगा और परमार्थ 
के बचनों की कदर और महिमा मालूम पड़ेगी । 


३ - लेकिन यह बाल यानी तन मन से निराशाक्त 
और निरबंध होना बहुत कठिन और मुशकिल है, 
क्योकि जीव जनमान जनम और जुगान जुग और 
सालहा साल से, उनमे बर्तता और बँधता चला आया 
है और सग करके उसकी आसक्ति और बधन अपनी 
देह और कुटुम्ब परिवार और धन माल और भोग 


विलास वगैरा में दिन दिन मजबूत हो गया है, फिर 
उसका यकायक छूटना किस कदर कठिन है, वह 
साफ जाहिर है। 


४ - यह आसक्ति और बधन दो तरकीब से कम 
और ढीले हो सकते हैं। पहिले, गहरा शौक और प्रेम 
सतगुरु और सतसग और मालिक के चरनो मे। दूसरे, 
सतो की जुगल यानी सुरत शाब्द मार्ग का थोड़ा बहुत 
विरह और प्रेम अग लेकर अभ्यास करके मन और 
सुरत को ऊँचे देश मे चढ़ाने से। 


५ - पहिली हालत किसी बिरले बडभागी और गहरे 
सस्कारी परमार्थी की होवेगी, लेकिन दूसरी हालत हर 
एक परमार्थी को जो थोड़ा भी शोक लेकर सलसग और 
शब्द का अभ्यास करेगा, आहिस्ते २ कमाई करके 
हासिल हो सकती है। 


| ३६०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 

६ - जब किसी को गहरा शौक और प्रेम, सल 
सलगुरु और उनके सलसग में बचन और महिमा सुन 
कर आ गया, तब उसकी आसक्ति अपनी देह और 
कुटुम्ब परिवार और धन माल और भोग बिलास वगेरा 
में एक दम ढीली होकर चरनों में कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल के आ जावेगी और जिस कदर 
अभ्यास करके रस अन्तर में मिलता जावेगा, दिन २ 
बढ़ती जावेगी और फिर वही शख्स सतगुरु की आज्ञा 
और मालिक की मौज के अनुसार सहज में बर्लने 
लगेगा और उसके मन और इन्द्रियो के बिकार और 
पिछली टेक और पक्ष और कर्म और भर्म बहुत जल्द 
दूर हो जावेंगे और अभ्यास में भी उसको मन और 
माया के विघ्न बहुत कम सतावेगे और पिछले अगले 
कर्म भी उसके सहज मे दया और प्रेम के बल से कट 
जावेगे और माया का चक्कर तीन गुनों का जो हर एक 
के अन्तर और बाहर चल रहा है, उस पर बहुत कम 
बल्कि कुछ भी असर नहीं कर सकेगा और सुरत और 
मन उसके ऊँचे देश की तरफ सहज में चढ़ते और 
निर्मल होते चले जावेंगे और संसारी चाहें भी जल्द नष्ट 
हो जावेगी | ऐसे प्रेमी परमार्थी को महा बड़भागी और 
उत्तम संस्कारी समझना चाहिये और कुल्ल-मालिक 
और सत सतगुरु की दया हर वक्‍त उसके शामिल 
हाल रह कर, उसकी परमार्थी तरक्की और सब तरह 
की सम्हाल उसके सुरत और तन मन की करती 
जावेगी | 


७ - दूसरे दरजे के परमार्थी सतसग और अभ्यास 
करके, आहिस्ते आहिस्ते उसी मुकाम और हालत को 
जो कि उत्तम संस्कारी को जल्द प्राप्त होती है, पहुँच 


| २५] तीसराभाग [३६१ | भाग 


सकते हैं। दया और मेहर कुल्ल-मालिक राधास्वामी 
दयाल और संत सतगुरु की उनके संग भी ब-दस्लूर 
जारी रहेगी और रफ्ते रफ्ते उनका कारज बनावेगी। 

८ - दुनिया में रह कर और देह मे मन और 
इच्द्रियों के घाट पर बैठ कर, कोई भी दुख सुख के 
चक्कर से बच नहीं सकता, सिवाय उनके कि जिनके 
मन और सुरत एकाग्र हो कर कुल्ल-मालिक के चरनों 
में लग गए हैं और उनका रस और आनन्द लेते हैं या 
वह जो अभ्यास करके मन और इन्द्रियों के घाट से 
न्यारे हो गये, उनको भी दुख सुख देह और संसार का 
नही व्यापेगा। 


९ - परमार्थ मे शामिल होने और करनी करने का 
मतलब यही है कि एक दिन ऐसे दरजे पर पहुँचे कि 
जहाँ इसको सुख दुख दुनिया और देह का न व्यापे 
और अपने प्यारे सच्चे मालिक की मौज के साथ ख़ुशी 
से मुवाफकत करे और रफ्ते रफ़्ते अमर देश में पहुँच 
कर परम आनन्द को प्राप्त होवे, सो यह बात 
कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल की मेहर और संत 
सलगुरु की दया और अन्तर और बाहर के सलसग से 
हासिल होगी। 


१० - उत्तम सस्कार से जिसका जिक्र ऊपर किया 
गया, मतलब यह हे कि कोई शख्स पिछले जनम से 
भक्ति और अभ्यास करता आया है और अब नम्बर 
उसका अन-करीब पूरे दरजे पर पहुँचने का आगया है, 
सो ऐसे जीवो की हालत सत सतगुरु का दर्शन करके 
| और बचन सुनके जल्द बदलती जावेगी और बाकी | 


| ३६९ |. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ३६२ | प्रेम पत्र राधास्वामी 


जीवों को वही हालत आहिस्ते २ सतसंग और अभ्यास 
करके हासिल होगी; सिर्फ देर और सबेर का फर्क है। 


११ - हर हाल मे परमार्थी को ख्याल और तवज्जह 
इस बात पर रखना ज़रूर और मुनासिब है कि जहाँ 
तक मुमकिन होवे, सत सतगुरु की आज्ञा अनुसार 
बर्ताव करे और जब जब जैसी मौज होवे, उसके साथ 
मुवाफकत करे, तब परमार्थ का पूरा लाभ प्राप्त होगा 
और दुख सुख के चक्कर से छुटकारा हो जावेगा। 

१२ - लेकिन यह केफियत तब हासिल होगी, जब 
कि परमार्थी शख्स की आसक्ति और बन्धन तन मन 
धन में आहिस्ते २ कम होकर दूर हो जावेगी, नहीं तो 
जिस कदर कि झुकाव और फॅसाव इन मे रहेगा, उसी 
कदर उनके घाटे बाढ़े मे तकलीफ और आराम पावेगा 
और उसी कदर मौज के अनुसार बर्ताव में भी कसर 
रहेगी । 


१३ - इस बर्ताव के कई दरजे हैं और उनका जिक्र 
खोल कर बयान किया जाता है। पहिला, सब्र यानी 
लाचार होकर जो तकलीफ या आफत आवे, उसको 
झेलना । यह हालत संसारियों की है कि पहले रो पीट 
कर और इसकी उसकी बल्कि मालिक तक की शिकायत 
करके, जब कुछ बस न चला तब चुप्प होकर बैठ रहे। 
दूसरा, तहम्मुल यानी बरदाश्त करना । यह हालत 
विद्यावान और बुद्धिवानो की है कि सोच विचार करके 
और दुनिया मे उसी किस्म के वाकै और नमूने जो 
पिछले और हाल के वक्त में जा-ब-जा जीवों पर गुज़रे 
हैं याद लाकर अपने मन को समझाना और जो तकलीफ 
या दुख आयद हुआ है, उसको धीरज के साथ बरदाश्त 


| २५]... तीसरा भागा. [३६३ | भाग 


करना। तीसरे, शुकर यानी अपने मालिक के चरनों में 
अहसानमंदी जाहिर करनी। यह हालत परमार्थी की 
शुरू भक्ति में है कि उसको वक्‍त सख्ती और तकलीफ 
के ऐसी समझोती अपने मन को देनी चाहिये कि न 
मालूम किस कदर भारी सदमा और दुख आने वाला था 
कि जो अपने प्यारे मालिक ने दया और मेहर से बहुत 
कम कर दिया यानी सूली का काटा और मन का सेर 
भर रक्खा और फिर उसमे भी न मालूम क्या मसलहत 
और फायदा परमार्थी यानी भक्त का मंजूर है सो हर 
दम और हर हालत में शुकराना मालिक का मुनासिब 
और लाजिम हे और धीरज के साथ, बगेर तंग होने मन 
के, उस तकलीफ या दुख को सहना और उस सहन 
मे भी मालिक की दया उसको थोड़ी बहुत नज़र 
आवेगी । चोथे, लसलीम यानी शोक के साथ मज़ूर और 
कबूल करना, कोई हालत ख़ुशी और आराम और 
सख्ती और तकलीफ का, ऐसी समझ लेकर कि वह 
अपने प्यारे मालिक की भेजी हुई है और किसी हाल में 
मसलहत और फायदे से खाली न होगी। यह हालत 
ऊँचे दरजे के प्रेमी भक्तों की है कि वे हमेशा ऐसी 
समझ रखते हैं कि जो कुछ होता है मालिक के हुकुम 
और मौज से होता है और जो अपने प्यारे के हुकुम से 
कोई हालत अपने ऊपर आई तो उसका आदर करना 
यानी ख़ुशी से कबूल और मंजूर करना वाजिब और 
लाजिम है और उसका निरादर करना यानी मन मे 
दुखी और नाराज़ होना, खिलाफ कायदे और दस्तूर 
प्रेम और भक्ति के हे। पाँचवाँ, रजा यानी राजी होना 
मालिक की मौज और हुकुम मे। यह हालत पूरे प्रेमी 
भक्तों की है कि वे कभी किसी बात का सोच और फिक्र 


| ३६४]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ३६४ | प्रेम पत्र राधास्वामी 


नहीं करते और अपने सब कामों को मालिक की मौज 
और रजा पर छोड़ दिया है यानी मामूली कार्रवाई और 
तदबीर भी चाहे करते हैं, लेकिन नतीजा उसका जैसा 
कुछ मौज से होवे, उस पर राजी हैं और किसी तरह 
की फुरना या ख्याल उनके मन में नहीं उठता। 
खुलासा यह कि किसी काम या उसके नतीजे और 
फल में उनका बन्धन नहीं है। जो कुछ करते हैं, मौज 
के आसरे पर और जो नतीजा मौज से होवे उसमें ऐसे 
ही राजी और मगन रहते हैं, जेसे बालक माता पिता के 
हुकुम और कार्रवाई में बे-फिक्र और खुश रहता है। 


१४ - इनमें से दो दरजों में दुनियादारो का बर्ताव 
रहता है और बाकी के तीन दरजे भक्तो के हैं यानी वही 
लोग जो राधास्वासी मत में शामिल होकर, प्रेमा भक्ती 
सत सतगुरु अथवा कुल्ल-मालिक के चरनो में कर रहे 
ह। 

१५ - जो कोई राधास्वामी दयाल की सरन मे 
आया उसकी सम्हाल और रक्षा वे अपनी दया से जिस 
कदर कि मुनासिब और उसकी परमार्थी तरक्की के 
वास्ते जरूर है, आप करते हैं और जिस कदर जिसकी 
प्रील और प्रतीत चरनो में गहरी और मज़बूत है, उसी 
कदर उनकी दया उसको प्रकट नजर आती है और 
तकलीफ और आराम के वक्‍त उससे सहारा और मदद 
मिलती है, और मौज के साथ मुवाफकत करने में उसी 
कदर उसको आसानी होती है। 


१६ - लेकिन जब तक जिस किसी की जिस कदर 
आसक्ति और बधन, ससार और उसके सामान मे हे, 
उसी कदर उसके मन को ससार के हानि लाभ में सुख 


| २५]... तीसरा भाग... [३६५ | भाग 


दुख होवेगा, पर जो सरन और प्रीत प्रतीत चरनो में 
राधास्वामी दयाल के मजबूत है, तो उसका असर उस 
कदर उस पर नही होगा, जैसा कि ससारियों के दिल 
पर होता है, बल्कि जल्द मौज और मेहर और दया का 
ख्याल करके, थोड़ा झकोला खाकर अपने मन को 
सम्हाल लेगा और ब-दस्लूर प्रेम और भक्ति के घाट पर 
आ जावेगा। 


१७ - प्रेमी भक्तों को इन्ही तीन दरजो के मुआफिक 
सुरत शाब्द मार्ग के अभ्यास में भी रस और आनन्द 
आवेगा और आहिस्ते २ तरक्की होती जावेगी यानी मन 
मे उनकी प्रीत और प्रतीत चरनो की और चाह दर्शनों 
की बढ़ती जावेगी और उसी कदर दुनिया ओर उसके 
सामान की मुहब्बत कम होती जावेगी। 


१८ - हर एक प्रेमी भक्त को मुनासिब है कि 
अभ्यास के वक्‍त विरह या प्रेम अग मन मे लावे और 
नीचे से अपने मन और सुरत की धार को समेट कर 
ऊपर को चढ़ावे और स्थान २ पर ठहरावे और जो यह 
कार्रवाई थोड़ी बहुत दुरुस्ती के साथ बनती जावेगी 
यानी दुनिया और उसके सामान के ख्याल मन मे नही 
आवेगे, तो थोड़ा बहुत रस और आनन्द अभ्यास में 
जरूर मिलता रहेगा और उसकी ताकत और शौक 
बढ़ते जावेंगे | 


१९ - जब कभी विरह या प्रेम अग का घाटा मालूम 
पड़े, तो उस वक्त प्रेमी अभ्यासी को मुनासिब है कि 
चरनों मे प्रार्थना करके राधास्वामी दयाल की दया मागे 


तो भी उसका मन थोड़ा बहुत सिमटेगा और इस 
सिमटाव और किसी स्थान पर ठहराव का रस थोड़ा 


2 


| 2६६ |. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ३६६ ] प्रेम पत्र राधास्वामी 

बहुत जरूर मालूम पड़ेगा यानी अभ्यास में जो ऊपर 
की जुगती के मुवाफिक किया जावेगा, तो कभी खाली 
नही रहेगा | 

२० - अब मालूम होवे कि हर एक जीव के अतर 
में मन ओर माया का त्रिगुनात्मक चक्कर हमेशा चलता 
रहता है और उसके मुवाफिक मन और इन्द्रियों की 
हालत बदलती रहती है यानी कभी सतोगुनी कभी 
रजोगुनी और कभी तमोगुनी ख्याल या तरंगे पैदा होती 
रहती हैं और इसी चक्र के साथ अगले पिछले और 
हाल के कर्मो के फल का असर भी, जैसे कि इस 
शख्स ने किये हैं, जाहिर होकर मन और इच्द्रियों की 
हालत को बदलता रहता है। 


२१ - सिवाय इसके जीव के सगियों की दुख सुख 


की हालत का जो कि वे अपने कर्मो के सबब से भोगते 
रहते हैं, इस शख्स पर थोड़ा बहुत असर पहुँचता है 
और उसके मन और इन्द्रियों की हालत को उसी 
मुवाफिक बदलता रहता है। 

२२ - अलावा इसके जो जो ख्वाहिशें या तरगे 
ससारी यह शख्स अपने या अपने सगियों के वास्ते 
उठाता है और उनकी चिन्ता या गुनावन अपने मन में 
करता है या जतन या तदबीर सोचता और विचारता है, 
उनका भी असर इसके मन और बुद्धि और इन्द्रियों पर 
पहुँच कर उनकी हालत को बदलता है। 

२३ - अब ख्याल करो कि इतने झगड़े और बखेड़े 
मन और माया और कर्म और आसा और मसा वगेरे के 
इस जीव के पीछे लगे हुए है, सो जब तक इसके चित्त 

| में ससार और उसके सामान की तरफ से थोड़ा बहुत | 


| २५] तीसराभाग [ ३६७ | भाग 


बैराग न होगा और चरनो मे, राधास्वामी दयाल के, 
प्रीत और प्रतीत और चाह दर्शन की जबर न होगी, तब 
तक इसके मन और सुरत का अतर में सिमटाव और 
चढ़ाई दुरुस्ती से नहीं बन पड़ेगी। 


२४ - इस वास्ते प्रेमी अभ्यासी को मुनासिब है कि 
जहाँ तक मुमकिन होवे, इन चक्करों को हटा कर और 
भुला कर और उमग और प्रेम हिरदे मे जगा कर 
अभ्यास किया करे और चरनो में वासते प्राप्ति दया के 
जब तब अभ्यास के समय और कभी २ दूसरे वक्तों पर 
भी प्रार्थना करता रहे, तो राधास्वामी दयाल की मेहर से 
सब काम उसका आसानी के साथ बनता जावेगा यानी 
दर्शन का शौक और चरनों में प्रेम बढ़ता जावेगा और 
अगले पिछले कर्मो का असर घटता जावेगा और 
ससारी ख्वाहिशे सिवाय ज़रूरी और मुनासिब के घटती 
और कम होती जावेगी और अभ्यास में थोड़ा बहुत रस 
मिलता रहेगा और दया और मेहर की अतर और बाहर 
परख करके, मोज के साथ मुवाफकत करने का इरादा 
बढ़ता जावेगा, और फिर ससारी दुख सुख की हालत 
ऐसे प्रेमी भक्त पर कम आवेगी और जब कभी आवेगी 
तो उसका असर बहुत कम व्यापेगा। 


२५ - इस कदर ख्याल रखना चाहिये कि यह 
हालत और कैफियत पूरी २ एक दम प्राप्त नहीं हो 
सकती है, लेकिन जो कोई राधास्वामी दयाल की सरन 
मे आया और अपनाया गया और वह चेत कर होशियारी 
के साथ अतर और बाहर सलसग करता है और उनके 
दर्शनों की चाह दिन २ बढ़ाता जाता है, उसकी भक्ति 
रोज बरोज बढ़ती जावेगी और वह सब दरजे 


| ३2६८ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ३६८ |] प्रेम पत्र राधास्वामी 


आहिस्ते २ तै करता हुआ, एक दिन निज धाम में 
राधास्वामी दयाल के चरनों में पहुँच कर, परम और 
अमर आनन्द को प्राप्त होगा और जिस कदर हालत 
उसकी बदलती जावेगी, उसी कदर मन और माया 
और काल और कर्म और तीनों गुन वगैरा के चक्करों 
का असर उस पर कम होता जावेगा और एक दिन इन 
सब से न्यारा हो जावेगा। 


२६ - यह सच्च है कि ससार यानी कुटुम्ब परिवार 
धन माल भोग बिलास वगेरा की प्रीत और आसक्ति 
छोड़ना ओर चरनो मे गहरा प्रेम लाना, यकायक मुशकिल 
है, लेकिन जो भाग से कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल 
और सत सतगुरु या साध गुरू और उनके सतसंग 
और अभ्यास की जुगती में प्यार आजावे, तो जल्द और 


सहज मे इन सब से बैराग अलर में आ सकता हे। 


२७ - दुनिया में देखने में आता है कि जिस किसी 
की मुहब्बत या आसक्ति थोड़ी बहुत किसी इन्द्रिय भोग 
मे हो गई तो वह उसके रस मे इस कदर मस्त हो 
जाता है कि तमाम ससारी प्रीत और बन्धनो को चन्द 
रोज़ में ढीला कर देता है, बल्कि अपनी देह और जान 
और इज्जत का भी कुछ ख्याल नहीं करता, जेसे 
शराबी तमाशबीन और जुआरी वगैरा | 

२८ - इसी तरह जिन किसी दो शख्सो की गहरी 
मुहब्बत आपस में हो जाती है तो चाहे वह गैर कौम के 
होवे, लेकिन निहायत उनका आपस में खिला मिला हो 
जाता है और इस कदर अपने दोस्त की खातिर एक 
दूसरे को मजूर होती है कि कुटुम्ब परिवार और 
बिरादरी वगैरा से नाता बहुत ढीला कर देते हैं और 


| २५]... तीसरा भागा. [३२६९ | भाग 


धन और माल वगैरा दोस्त की नज़र करके जैसे वह 
रहे और रक्खे वैसे ही ख़ुशी से रहते हैं और मरते दम 
तक दोस्ती को निबाहते हैं। 


२९ - इस वास्ते यह कुछ जरूर नहीं है कि जब 
मन और सुरत ऊँचे देश में अभ्यास करके चढ़े, तब ही 
चित्त में बेराग आवेगा, क्योकि यह लोग जिनका जिक्र 
ऊपर हुआ कुछ भी परमार्थ से खबर नहीं रखते और न 
उनकी तवज्जह इस तरफ को होती हे। 


३० - लेकिन कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल और 
सतो की जीवो पर बड़ी दया है कि वे एक दम ससार 
का त्याग नहीं कराते हैं, बल्कि यह उपदेश है कि 
गृहस्थ मे रह कर और कारोबार और रोज़गार दस्तूर 


के मुवाफिक करते हुए अभ्यास सतो की जुगल का 
करो, तो जिस कदर मन और सुरत के सिमटाव और 
चढ़ाई से, अन्तर मे रस और आनन्द मिलता जावेगा 
और चरनों मे प्रीत और प्रतीत बढ़ती जावेगी, उसी 
कदर चित्त ससार और उसके सामान और पदार्थो से 
अंतर में उपराम होता जावेगा और यह अंतरी बेराग 
सच्चा और पक्का होवेगा। 


३१ - बाजे लोग परमार्थ के निमित्त छोटी या बड़ी 
उम्र मे, घरबार और रोजगार छोड़ कर भेष धारन कर 
लेते हैं यानी फकीर बन जाते है, पर जो उनको सच्चे 
ओर पूरे गुरू से संतों की जुगल नही मिली, तो उनका 
बैराग थोड़े दिनों मे ढीला पड़ जाता है और अनुराग 
यानी मालिक के मिलने की चाह भी बदल जाती है, 
फिर ऐसे त्याग से कुछ फायदा नहीं होता है। 


| ३७०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 

३२ - इसमें शाक नही कि जाहिरी त्याग करने में 
ऐसे लोगो ने बहुत मरदानगी की, पर ब-सबब न मिलने 
पूरे गुरू और पूरी जुगल के, जो फायदा कि उनको 
हासिल होना चाहिये था नही हुआ, बल्कि जो थोडे दिन 
के पीछे जब कि वे भेष के रंग में रंग गये और वहाँ की 
चाल ढाल में पक गये उनके मन में बिल्कुल चाह अपने 
जीव के कल्यान की नहीं रहती और जो पूरे गुरू मिलें 
और पूरी जुगल भी बतावे, तो वे उनका सलसग करना 
और उपदेश लेना मजूर नहीं करते, फिर ऐसे त्याग 
और बैराग से असली फायदा हासिल नहीं हुआ और 
मुफ्त अपनी जिन्दगी सैर और तमाशे और खान पान 
और मान बड़ाई के लालच मे बरबाद करी । 

३३ - सत सतगुरु जो कुल्ल रचना के भेद से 
वाकिफ हैं, अति दया करके जीवों को समझाते हैं कि 
सच्चा और पूरा बैराग बगेर मन और सुरत को आकाश 
मे चढ़ाने के हासिल नहीं हो सकता और जाहिरी त्याग 
करना जब तक कि मन मे सच्चा और पूरा बैराग न 
आवे और अनुराग, प्राप्ति दर्शन कुल्ल-मालिक का, 
पैदा न होवे, महज फिज़ूल है और वह सबसे भारी 
विकार अहंकार का पैदा करने वाला है। इस वास्ते 
कतई हुक्म दिया कि पहिले भक्ति गृहस्थ में रह कर 
शुरू करो और जब अभ्यास करके मन और इन्द्रियों 
की हालत बदले, तब अन्तर मे अपने चित्त को सर्व 
भोगा और पदार्थों की तरफ से, बल्कि कुल्ल ससार 
और उसके कारोबार से हटाते जाओ, लब रफ्ते रफ्ते 
पूरा काम बनेगा । 


३४ - जिस किसी ने बे समझे बूझे और बगेर 
मिलने पूरे गुरू और उनकी पूरी जुगत के, घरबार ओर 


| २५] तीसराभाग [३२७१ | भाग 


रोजगार छोड़ दिया, उसने भारी गलती की और धोखा 
खाया, क्योकि मन और इन्द्रियो और काम क्रोध लोभ 
मोह वगैरा की जड़ बहुत दूर और ऊँचे देशा मे है, सो 
जब तक अभ्यासी अभ्यास करके वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, 
तब लक उसके त्याग और बैराग का पूरा ऐतबार नही 
हो सकता और न उसको संतों के निज देश में जहाँ 
कि मन और माया और काल और कर्म और कष्ट और 
क्लेश बिल्कुल नहीं हैं, बासा मिलेगा, यों ही माया देश 
मे चक्कर खाता रहेगा । इस वास्ते हर एक परमार्थी को 
जो गृहस्थी है या विरक्त, मुनासिब और लाजिम है कि 
सतो के उपदेश के मुवाफिक कार्रवाई करे, तब उसका 
सच्चा और पूरा उद्धार होगा और जो गृहस्थ में है तो 
उसके दोनों यानी स्वार्थ और परमार्थ दुरुस्त बन 
जावेंगे। 

३५ - खुलासा यह है कि ससार और उसके 
सामान और पदार्थों से बैराग, चित्त मे आना, बहुत 
कठिन नहीं है पर शर्त यह है कि सच्चे मालिक के 
चरनो मे प्रीत आ जावे और संतों की जुगत का अभ्यास 
दुरुस्ती के साथ बन पड़े कि जिससे मन और सुरत 
दिन दिन ऊँचे देश की तरफ चढ़ते जावे और जो सच्चे 
मालिक का भेद और उससे मिलने की जुगत, संत 
सतगुरु या उनके सच्चे प्रेमी से न मिले, तो उस बैराग 
का पूरा पूरा ऐतबार नहीं हो सकता और न उसका 
असली फायदा यानी अंतर मे रस और आनन्द का 
मिलना और दिन दिन मालिक के चरनों से मेल होना, 
हासिल होगा। 


| ३७२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ३७२ ] प्रेम पत्र राधास्वामी 


बचन २६ 


राधास्वामी मत वालो को अपने उद्धार 
की निसबल किसी तरह शक और सदेह मन 
मे नहीं लाना चाहिये क्योकि जो कोई 
राधास्वामी दयाल की सरन लेकर, सुरत 
शब्द का अभ्यास करेगा, उसका पूरा उद्धार 
एक, दो, तीन, हद चार जनम में जरूर हो 
जावेगा । 


१ - राधास्वामी मत में बाहर सलसग और अन्तर मे 
अभ्यास सुरत और मन के ऊँचे देश की तरफ चढ़ाने 
का कराया जाता है और भेद कुल्ल-मालिक के निज 
धाम का जो कि सुरत का निज देश है, और भी रास्ते 
की मजिलो का, समझाया जाता हे कि जिससे अभ्यासी 
रास्ते में कहीं न अटके और हर एक मुकाम को तै 
करता हुआ घुर धाम मे पहुँच कर राधास्वामी दयाल का 
दर्शन और उनके चरनों मे बासा पावे। 


२ - जो कि राघास्वामी मत के सतसगी कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल का इष्ट बाँध कर और उनके चरनों 
की सरन दृढ़ करके, उनके निज धाम में पहुँचने की 
आसा रखते हैं और उसको दिन २ बढ़ाते और मजबूत 
करते जाते हैं और जिस कदर जिस किसी से बन 
सकता है, उसी मुवाफिक रोजमर्रा अभ्यास सुरत और 
मन के उसी तरफ के चढ़ाने का करते हैं, इस वास्ते 
उनके मन मे तड़प और बेकली ऊँचे देश की तरफ 
चलने और चढ़ने की बराबर लगी रहती है। 


| ६]... तीसरा भागा. [३७३ | भाग 
३ - सुरत शब्द जोग का अभ्यास असल में जीते 
जी मरने का अभ्यास है यानी जैसे कि सुरत अखीर 
वक्‍त पर पैरों से आँखों तक खिचती हुई मालूम होती 
है, ऐसे ही जीते जी अभ्यास के समय उसका खिचाव 
और सिमटाव होता जाता है। 


४ - और जिस कदर कि सुरत ऊँचे देश की तरफ 
चढ़ती जाती हे, उसी कदर ससार और ससार के भोगो 
और पदार्थो की तरफ से नफरत होती जाती है और 
इच्द्रियों के रस फीके पड़ते जाते हैं और निज घर की 
तरफ चलने और चढ़ने की चाह बढ़ती जाती है और 
जब दया से शब्द साफ और रसीला सुनाई देता है या 
कुछ प्रकाश और नूर नज़र आता है, लब प्रेम और 
उमग वास्ते प्राप्ति दर्शन और ज्यादा चढ़ाई के बढ़ती 
जाती है और उसी कदर अभ्यास के समय देह सुज्ञ 
होती जाती है और इस तरफ का होश कम होता जाता 
है। 

५ - और जिस कदर कि मन और सुरत सिमट 
कर उमंग के साथ घट मे चढ़ते हैं, उसी कदर शाब्द 
और रूप का रस और आनन्द मिलता है और उसके 
साथ शोक और उमंग भी ज़्यादा ओर दुनिया के ख्याल 
यानी गुनावन कम और दूर होते जाते हैं और मन 
निश्चल और चित्त निर्मल होता जाता है। 

६ - राधास्वामी मत मे सब में भारी सजम, शौक 
और प्रेम का है और जब यह थोड़ा बहुत दिल में पैदा 
हुआ और अभ्यास करके थोड़ा बहुत रस और आनन्द 
पाकर बढ़ने लगा, तो दिन २ अभ्यास की तरक्की होती 
जावेगी और दर्शनो के प्राप्ति की आसा और प्रतीत 

मजबूत हो जावेगी । 


| ३७४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


७ - मालूम होवे कि जिस कदर मन और सुरत को 
रस और आनन्द अन्तर मे मिलता जाता है, उसी कदर 
चित्त ससार के भोगों और पदार्थो से हटता जाता है 
और ख्वाहिश और चाह ससारी कम होती जाती है और 
शौक दर्शन का बढ़ता जाता है और बधन देह और 
दुनिया के भी ढीले होते जाते हैं। 


८ - जब कि इस तरह अभ्यास करके मन और 
सुरत का झुकाव और खिचाव घट मे ऊपर की तरफ 
को होने लगा, तब अखीर वक्‍त पर जब कि सुरत सर्व 
अग करके, पिंड को छोड़ कर, ऊपर की तरफ 
कुदरती तोर पर खिचेगी, उस वक्‍त अभ्यासी को किस 
कदर आसानी अपने घर की तरफ चलने की होवेगी 
और कैसा भारी रस और आनन्द खुलने शब्द का और 
नज़र आने दर्शन का मिलेगा कि जिसको पाकर सुरत 
निहायत उमंग के साथ ऊपर को चढ़ेगी और जहाँ 
सत्तपुरुष राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु मुनासिब 
समझेगे, उसको ऊंचे और सुख स्थान में बासा देवेंगे। 


९ - यह हाल गहरे अभ्यासियो का होगा और जो 
कम दरजे के अभ्यासी हैं, उनकी भी सुरत उसी तरह 
शाब्द और स्वरूप की मदद पाकर, ऊपर की तरफ को 
उमंग के साथ, अखीर वक्त पर मामूल से ज्यादा, 
चढ़ेगी और सुख स्थान में यानी सहसदल केवल और 
उसके ऊपर बासा पावेगी और जो ज्यादा दरजे के 
अभ्यासी हैं, वह अपने दरजे के मुवाफिक त्रिकुटी में या 
दसवें द्वार मे और जो अव्वल दरजे के हैं, वह सत्तलोक 
और राधास्वामी पद में बासा पावेंगे। 


१० - खुलासा यह है कि सुरत शब्द जोग का 
| अभ्यासी चाहे जिस दरजे का होवे और जिसने सच्चे | 


| र] तीसराभाग [३७५ | भाग 


मन से राधास्वामी दयाल की सरन ली है, वह सहसदल 
कँवल के नीचे नही ठहरेगा। वह राधास्वामी दयाल की 
मेहर और सत सलगुरु की दया से, इस मुकाम के 
ऊपर और ऊंचे से ऊचे मुकामों मे, अपनी भक्ति के 
मुवाफिक दरजे पाता हुआ, एक दिन धुर धाम मे पहुँच 
जावेगा और इसी का नाम पूरा उद्धार है। 


११ - हरचन्द मन और माया और काल और कर्म 
भक्ति की तरक्की में अनेक तरह के विघ्न डालते रहते 
हैं, पर जिस किसी के हिरदे मे सच्चा शोक अपने जीव 
के उद्धार का दया से पैदा हो गया हे, उसका रास्ता 
रोक नहीं सकते, बल्कि कुछ अर्से के अभ्यास के बाद, 
वही विघ्न अभ्यासी के मददगार हो जाते हैं और इस 
तौर पर राधास्वामी दयाल की दया से रास्ता सहज मे 
तै हो जाता है। 


१२ - कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल इस कदर 
अपने भक्तौ पर, जो सच्चे मन से सरन में आये हैं, दया 
फरमाते हैं कि सिर्फ उन्ही का नहीं बल्कि उनके निज 
कुटुस्बियो का भी, जिस कदर मुनासिब होता है, उद्धार 
फरमाते हैं यानी उनसे अपने भक्ता की सेवा लेकर या 
उसमें प्रीत लगाकर, अखीर वक्‍त पर उनके मन और 
सुरत को सहज में थोड़ा बहुत चढ़ाते हैं और चौरासी 
के चक्कर से बचा कर और फिर नर देही में लाकर 
सलसग और भजन वगेरा कराते हैं। इस तरह उनके 
उद्धार का रास्ता जारी हो जाता है। 


१३ - यह खास दया किसी वक्त मे जीवो पर नहीं 
हुई, जो कि अब कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल ने 
सत सतगुरु स्वरूप धारन करके जीवौ पर आप फरमाई 
| है कि जिस किसी ने सच्चे मन से उनके चरनो मे थोड़ी | 


| ३७६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ३७६ | प्रेम पत्र राधास्वामी 

बहुत भक्ति करी तो उसका, और भी उसके निज 
रिश्तेदारों का, बल्कि नौकरों तक का, दरजे-बदरजे 
उद्धार फरमाते हैं। 


१४ - माद्दे का खवास है कि जिस तरफ एक दफे 
रवा होवे, तो बार २ उसी तरफ को वक्त मुकर्ररा पर 
रुजू करता है, जेसे एक बार मुसिल लिया जावे या 
फस्द खोली जावे, तो माद्दा या ख़ून उसी तरफ को 
वक्त मुकर्ररा पर बारम्बार रुजू करते है, फिर सुरत 
और मन जिनका निज घर ऊँचे देश में है अखीर वक्‍त 
पर जब कि कुदरती खिंचाव अंदर में कुल्ल पसारे का 
ऊपर की तरफ को होगा, किस तरह और तरफ को 
जा सकते हैं, पर शर्त यह है कि मन और सुरत मे चाह 
और आसा अपने घर में जाने और अपने मालिक से 
मिलने की पैदा होकर, जिस कदर मुमकिन होवे, जीते 
जी मजबूत हो जावे। 

१५ - और जो घर का भेद नहीं मिला और जीते 
जी उस रास्ते पर चलना नहीं शुरू किया और आसा 
और बासना देह और ससार और उसके भोगों और 
पदार्थो में रही, तो वह मन और सुरत जरूर अपनी 
चाह और करनी के मुवाफिक सहसदल केवल के नीचे 
जो सुन्न है, उसमें गोता लगा कर, फिर नीचे की तरफ 
उतर कर किसी न किसी देश और जोन में बासा 
पावेंगे यानी फिर जनमेंगे और शरीर धारन करेंगे। 


१६ - जो करनी अच्छी है तो स्वर्गादिक और मृत्यु 
लोक में नर देही पावेंगे और सुख भोगेंगे और जो 
नाकिस करनी है तो नीचे देशा और नीची जोनों में 
भरमेंगे। 


| २६]... तीसरा भागा. [३७७ | भाग 

१७ - जिस वक्त कि सुरत छठे चक्र के पार सुज्ञ 
में जाती है, उस वक्‍त देह और दुनिया की कार्रवाई की 
याद भूल जाती है, लेकिन थोड़े अर्से बाद जो जबर 
बासना है, उसकी फुरना होती है और उसी के मुवाफिक 
उस सुत्न से, जहाँ बासा मिलेगा, उस धार पर जो 
उस देश या जोन से मिली हुई है, सवार होकर उतर 
जाती है। 


१८ - इस उतार का सबब यह है कि उस सुरत 
और मन का रुख जिन्दगी मे नीचे की तरफ रहा और 
भोगो की आसक्ति करके धार उसी तरफ को हमेशा 
जारी रही। सो उसी स्वभाव और बासना के मुवाफिक 
मरने के बाद भी वैसी ही फुरना उठती है और सुरत 
को खींच कर नीचे के देश और जोन में ले जाती है। 


१९ - इस वास्ते हर एक जीव को चाहे औरत होवे 
या मर्द, मुनासिब और लाजिम है कि इसी जिन्दगी में 
अपने निज घर और उसके रास्ते का भेद और जुगल 
चलने की, संत सतगुरु या उनके प्रेमी सेवक से 
दरियाफ्त करके, जिस कदर बन सके, उस रास्ते पर 
चलना शुरू करे और कुछ रस और आनन्द अन्तर में 
पाकर आसा और चाह अपने निज घर मे पहुँचने और 
अपने सच्चे पिता कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल के 
दर्शन के प्राप्ति की मजबूत बाधे, तो अलबत्ता उसको 
सत सतगुरु की दया से ऊँचे देश मे बासा मिलेगा और 
जब लक कि धुर धाम में नहीं पहुँचेगा, तब तक एक दो 
या तीन जनम धारन करके वही जुगत कमा कर ऊचे 
से ऊँचे देश में बासा पावेगा और हर एक जनम, पहिले 
जनम से बेहतर होगा और संत सलगुरु भी हर जनम 

में मिलेंगे 


| ३७८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ७८ ] प्रेम पत्र राधास्वामी 


२० - राधास्वामी मत के हर एक सतसगी को 
सुनासिब है कि जिस कदर अभ्यास बन सके 
राधास्वामी दयाल की सरन लेकर, हर रोज बिला नागा 
करता रहे और सलसग करके चरनो मे प्रीत और प्रतीत 
बढ़ाता जावे और शक और शुभा या किसी तरह का 
सन्देह मन में न रवरवे, तो राधास्वामी दयाल मेहर से 
अपना बल देकर, जिस कदर करनी मुनासिब और 
जरूर है, करा कर एक दिन निज घर में पहुँचा देंगे कि 
जहाँ सुरत परम आनन्द को प्राप्त होगी और जनम 
मरन के दुख और देहियों के कष्ट और क्लेश से 
बिलकुल छुटकारा हो जावेगा। इसी को पूरा उद्धार 
कहते हैं। और जो कोई इस तरह अभ्यास जारी 
रक्खेगा, वह और जोनो में नही जावेगा यानी चौरासी 


का चक्कर उसका फौरन कट जावेगा। इस बात में 
किसी को कभी शक और सन्देह न लाना चाहिये। 


बचन २७ 


सच्चे परमार्थी को वास्ते अपनी तरक्की के 
सात बालो की सम्हाल रखना जरूर हैे। 


१ - जो कोई कि सच्चा परमार्थी है और सच्चे 
मालिक से उसके निज धाम में पहुँच कर मिलना 
चाहता है, उसको यह सात बाते जरूर माननी चाहिये 
और उनके मुवाफिक अपने परमार्थ की कार्रवाई करना 
चाहिये, तब उसके हिरदे में प्रेम पैदा होगा और उन 
सालों बालो की सम्हाल के साथ दिन दिन बढ़ता 
| जावेगा यानी परमार्थी रग चढ़ता जावेगा और ससारी | 


| २७] तीसराभाग [३१७९ | भाग 


रग उतरता जावेगा यानी मन के अग बदलते जावेगे 
और बिकार दिन दिन घटते जावेगे। 


२ - वह सात बाते यह है:- 


पहिले, कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल के चरनों 
में प्रीत और प्रतीत । 


और यह सलसग में निर्णय और भेद के बचन सुन 
कर और उनका गहिरा मनन और बिचार कर के 
हासिल होगी। हर एक परमार्थी को मुनासिब और 
लाजिम है कि जिस कदर सशय और भरम और शक 
और शुभा निसबल कुल्ल-मालिक की मौजूदगी और 
उसकी सर्व समर्थता और कुदरत के, उसके मन में 
घरे होवें या पैदा होवे, उनको सलसग में बैठ कर साफ 
और दूर करावे, क्योकि जो किसी किस्म का थोड़ा भी 
शक और सदेह इस मामले मे रहा, तो वह प्रीत और 
प्रतील में विघ्न डालेगा और फिर अभ्यास में भी कसर 
पड़ेगी और यह सशय और भरम राधास्वामी मल के 
सतसंग में आसानी से दूर हो सक्ते हैं। 


३ - दूसरे, सत सतगुरु और साध गुरू के चरनों 
में प्रीत और प्रतीत । 


यह वास्ते दुरुस्ती से बनने अभ्यास और पूरी तोर 
पर समझने उसूल राधास्वामी मत के बहुत जरूर है। 
जो सत सतगुरु मे थोड़ा बहुत भाव नही आवेगा, तो 
मल की भी समझ ब-खूबी नही आवेगी और न जुगल 
दुरुस्ती से कमाई जावेगी और न अन्तर और बाहर 
मेहर और दया की प्राप्ति होगी । जो कोई सच्चा खोजी 
और ददी है, उसको सत सतगुरु के चरनो में बचन 


| ३८०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


सुनते ही भाव और प्यार आवेगा, क्योकि उन बचनों को 
सुन कर और समझ कर, अपने प्रीतम कुल्ल-मालिक 
का लखाव आवेगा और उसको निज धाम और रास्ते 
का पता ओर भेद मिलेगा और चलने की जुगल दरियाफ्त 
होगी । फिर खयाल करो कि कोई आपने प्यारे माशूक 
और मललूब का पला और निशान बतावे, वह किस 
कदर प्यारा लगना चाहिये? दुनिया मे जो कोई कासिद 
वगैरा अपने प्यारे की परदेश से खबर लाता है, वह 
निहाय प्यारा लगता है और उसकी बहुत खुशी के 
साथ खातिरदारी और मेहमानदारी करते हैं। फिर जो 
कि कुल्ल-मालिक का भेदी और मत्री है, उसका जिस 
कदर भाव और प्यार और सेवा की जावे, वह थोड़ी से 
थोड़ी है, क्योंकि वही सब तरह से मदद देकर एक 
दिन जीव को धुर घर में पहुँचा सकते हैं। और किसी 
तरह किसी का गुज़र महल मे या उसके रास्ते पर नही 
हो सकता। 


४ - सच्चे परमार्थी को सलसग और अभ्यास करने 
से दिन २ उनकी गल मत और ताकत की खबर पड़ती 
जावेगी और उसी कदर उसकी प्रीत और प्रतीत उनके 
चरनो में बढ़ती और मज़बूत होती जावेगी । 


५ - तीसरे, शाब्द और नाम में प्रीत और प्रतीत। 
राधास्वामी मत मे नाम की दो किसमें हैं। एक 
ध्वन्यात्मक जिसको शब्द कहते हैं और उसकी धुन 
घट २ में हरदम जारी है और यह मुराद चैतन्य की 
धार रवाँ से है जिसके साथ बराबर धुन होती है और 
वही धारा कुल्ल रचना की करता और सम्हालने वाली 
है। और दूसरा वर्णात्मक। इससे मतलब उसी 


_ 2 


| २७] तीसराभाग [३८१ | भाग 


ध्वन्यात्मक नाम से है जो कि बोलने और लिखने में 
आया और ध्वन्यात्मक नाम को लखाता है। ध्वन्यात्मक 
नाम यानी शाब्द ज्यो का त्यो बोलने और लिखने में नहीं 
आ सकता, लेकिन जहाँ तक कि मुमकिन था, सत 
उसको तलफ्फ़ुज में लाये हैं और उसके वसीले से 
ध्वन्यात्मक नाम को लखाते हैं। 


६ - ध्वन्यात्मक नाम चैतन्य की धार है और वही 
जान और सुरत की धार है और उससे सब रचना हुई 
और उसी के आसरे कायम है। इसी धार यानी उस के 
साथ जो धुन हो रही है, उसको पकड़ के चलना सुरत 
शब्द जोग कहलाता है। इसी जुगात से यानी सुरत को 
शब्द मे लगा कर चढ़ाने से रास्ता तै करना और एक 
दिन धुर घर में पहुँचना मुमकिन है। और कोई दूसरा 


रास्ता धुर घर का पहुँचाने वाला रचा नहीं गया। प्राण 
की धार और दूसरी घारें माया के घेर से निकसी हैं, सो 
वहीं उलट कर खतम हो जाती है। माया यानी भोसागर 
के बाहर कोई नही जाती है। इस वास्ते सच्चे परमार्थी 
को मुनासिब है कि शब्द का भेद लेकर यानी मुकाम २ 
की धुन को दरियाफ्त करके और उसमे प्यार और भाव 
लाकर नित्त नेम से अभ्यास करे और कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल की सरन दृढ़ करके, संत सतगुरु 
की दया संग लेवे, लब अभ्यास में पूरी मदद मिलेगी 
और अगले पिछले कर्म और मन और माया के विघ्न, 
सहज में आहिस्ते २ कटते और दूर होते जावेंगे। 


७ - और मालूम होवे कि वर्णात्मक नाम के अभ्यास 
से सफाई और ध्वन्यात्मक नाम के अभ्यास से चढ़ाई 
होवेगी और बिना शब्द के अभ्यास के मन, और किसी 


4 


| ३८२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ३८२ ] प्रेम पत्र राधास्वामी 

तरह, बस में नहीं आवेगा और बगेर मन के जेर होने 
के माया के घेर से निकलना और मालिक के धाम मे 
पहुँचना ना-मुमकिन है। 


८ - चोथे, प्रेमी और भक्त जन यानी राधास्वामी 
मल के सलसगियो मे प्यार और दया भाव। 


जो सच्चे परमार्थी हैं, उनके मन मे सच्चे मालिक 
राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु के चरनों मे प्यार 
जरूर होगा और उस प्यार को वे दिन २ बढ़ाने की 
कोशिश करेंगे। फिर जोकि अपने प्यारे को प्यार करते 
हैं और आप भी उसके प्यारे होते जाते हैं, उनसे प्यार 
रखना ज़रूर मुनासिब है। बल्कि सच्चे प्रेमी के मन में 
ऐसो की प्रेम की हालत और परमार्थी कार्रवाई देख 
कर, आप ही आप उनकी तरफ प्यार और दया भाव 
पैदा होगा, जैसा कि किसी आशिक ने इन कडियो में 
कहा है। “मुझे अपने प्रीतम से है यह करार, कि जब 
तक है जाँ देह मे बर-करार। करू उसके भक्तो से 
हरदम पियार, रहूँ उनको आपे के मुवाफिक निहार” || 

९ - और जो कि हर एक सुरत राधास्वामी दयाल 
की अश यानी बच्चा है, फिर सब सुरते आपस में भाई 
और बहिन हुईं। इस तरह सब के साथ दया भाव मन 
मे रखना चाहिये। लेकिन जो कोड इनमे से अपने 
प्रीतम कुल्ल-मालिक और सन्त सतगुरु के चरनों में 
प्यार लावे और सेवा करे और उनका हुकुम माने, तो 
उनको अपने प्रीतम के प्यारे और प्यार करने वाले 
समझ कर, उनमे, सिवाय दया भाव के, सच्चे मन से 
प्यार आना चाहिये और परस्पर यानी दोनो तरफ से 


2 


| २७] तीसराभाग [३८३ | भाग 
यही बर्ताव तहे दिल से जारी होना चाहिये, क्योंकि 
उनके संग से कुल्ल-मालिक और सत सतगुरु के 
चरनो में प्रीत और भक्ति और सेवा बढ़ेगी और अभ्यास 
सुखाला बन पड़ेगा । 


१० - जो कोई कहे कि उसको कुल्ल-मालिक या 
संत सलगुरु के चरनों में भाव और प्यार है, पर 
सलसगियों में (जो सच्चे प्रेमी हैं) उसको भाव नहीं 
आता तो उसकी प्रीत का कुल्ल-मालिक और सत 
सतगुरु के चरनो मे भी पूरा ऐतबार नहीं हो सकता, 
क्योंकि जब उसको अपने प्रीतम के सच्चे प्यार करने 
वाले अच्छे नहीं लगते, तो उसको कुल्ल-मालिक और 
सत सतगुरु केसे अच्छे लग सकते है ? इस वास्ते ऐसे 
शरब्सों की प्रीत का कुछ भरोसा नहीं हो सकता है और 
न वे सलसग मे ज्यादा अर्से तक ठहर सकेगे। 


११ - ऊपर के कलाम से यह मतलब नहीं है कि 
एक सतसंगी हर एक सलसगी की प्यार भाव के साथ 
खातिरदारी और सेवा करता फिरे। इसमे उसके सलसग 
और अभ्यास और सतगुरु की सेवा मे खलल पड़ेगा। 
हुकुम यह है कि सब सतसंगी इसको प्यारे लगे और 
जब जरूरत और मौका होवे, तब यह उनकी खातिरदारी 
और मेहमानी अपने भाई के मुवाफिक करे, खास कर 
जबकि कोई सलसगी इत्तिफाक से इसके मकान पर 
आवे या चद रोज को ठहरे। 


१२ - पाँचवे, निरख परख अपने मन और इन्द्रियो 
के हाल और चाल की | 


| ३८४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ८४] प्रेम पत्र राधास्वामी 


यह काम वास्ते हर दम होशियार रहने और दूर 
करने भूल और भरम के बहुत जरूर है। 


१३ - मन और इन्द्रियो का स्वभाव है कि हर वक्त 
कोई न कोई तरंग उठा कर या किसी न किसी भोग 
और पदार्थ की तरफ लवज्जह करके चंचल बने रहते 
हैं और इनकी चचलता से परमार्थी की वृत्ति हमेशा 
डावाँडोल रहती है और वास्ते सफाई और दुरुस्ती 
अभ्यास के निश्चलता जरूर चाहिये। इस वास्ते परमाथी 
को मुनासिब और लाजिम है कि अपने मन की चोकीदारी 
करता रहे यानी फिज़ूल और बे-फायदा और ना-मुनासिब 
तरंगें न उठावे और न अपनी इन्द्रियो को किसी तरफ 
बे-फायदा और ना-मुनासिब तोर पर तवज्जह करने देवे 
और न इस किस्म की तरगों या पदार्थो और भोगों की 
गुनावन में अपने मन और इन्द्रियों को लिपटने देवे। 
इस तरह कुछ अर्से तक कार्रवाई करने से यानी हर 
वक्‍त मन और इन्द्रियो की सम्हाल रखने से इस कदर 
ताकत आवेगी कि अभ्यास के वक्‍त थोड़ा बहुत अपने 
मन को निश्चल कर सकेगा ओर तब कुछ रस अभ्यास 
का भी ले सकेगा और मन की कुचाल को आहिस्ते २ 
दूर कर सकेगा, नही लो वह चचल रह कर अभ्यास का 
रस नही आने देगा और कुल्ल वक्त अभ्यास का 
तरह २ के ख्यालो में खर्च करा के अभ्यास से खाली 
उठावेगा और फिर नतीजा उसका यह होगा कि 
कुल्ल-मालिक और संत सतगुरु और शब्द की तरफ से 
अभाव पैदा हो जावेगा और एक किस्म की निरासता 
तबीअल मे आवेगी कि जिससे कोई दिन में अभ्यास भी 
छूट जावेगा और बे-मुखता यानी मन-मुखता बढ़ती 
जावेगी | 


2 


| २७] तीसराभाग [३८५ | भाग 

१४ - मन का कायदा हे कि अपनी कसरो को नहीं 
देखता और न उनके दूर करने का जलन, जो संत 
सतगुरु बार २ फरमाते हैं, करना चाहता है और ऐसी 
आसा रखता है बल्कि प्रार्थना भी करता है कि दया से 
सब विकार एक दम दूर हो जावे और अतर में शाब्द 
खुल जावे। यह आशा और प्रार्थना कुछ बुरी नहीं है, 
लेकिन जो यह सच्चा परमाथी है तो इस को हुकुम के 
मुवाफिक दया का बल लेकर अपना ज़ोर भी जिस 
कदर बन सके वास्ते दुरुस्ती अभ्यास और हटाने 
गुनावन और विघ्नो के, लगाना जरूर चाहिये, तब दया 
इस की मदद करेगी और जो मन और इन्द्रियों की 
तरगों में बहता रहता है और नित्त नई चाहे भोग बिलास 
की उठाता रहता है और वक्त अभ्यास के भी इसी 
किस्म के ख्यालों में भरमता रहता है तो ऐसी सूरत में 
दया क्या कार्रवाई कर सकती हे, सिवाय इसके कि 
मौज से उसको कुछ डर दिखाया जावे और दुख और 
तकलीफ वाके होवे, तब वह भोगो की तरफ से थोड़ा 
बहुत हट सकता है, लेकिन इस किस्म की कार्रवाई 
जहाँ तक मुमकिन होवे, सत सतगुरु मज़ूर नही करते 
हैं, सिर्फ बचन सुना कर और समझौती देकर होशियार 
करते है, ताकि यह अपने नफे और नुकसान को सोच 
कर दुरुस्ती से चाल चले और जब हिम्मत बाँध कर 
यह ऐसी कार्रवाई शुरू करता है, तब उसको मदद 
देकर उसकी चाल बढ़ाते हैं और अतर में थोड़ा बहुत 
रस देकर शौक और प्रेम जगाते हैं कि जिससे अभ्यास 
सुखाला बनता जावे और आहिस्ते २ तरक्की होती 
जावे। इस तरक्की का हाल अभ्यासी अपने मन की 
हालत को परख कर जान सकता है और दिन २ दया 


| ३८६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ३८६ ] प्रेम पत्र राधास्वामी 


और मेहर को भी अंतर और बाहर परख सकता है। 
अलबत्ता जिसने सच्ची सरन ली है, उसके अगले 
पिछले कर्म जिस कदर जल्द मुनासिब है, काटते हैं 
ताकि वह हलका होकर यानी विघ्नों से बच कर 
सुखाला, प्रेम पूर्वक अभ्यास में लगे। 


१५ - खुलासा यह कि परमार्थी को जहाँ तक बने, 
भोगों की इच्छा नहीं उठाना चाहिये और न उनकी 
गुनावन में अपना वक्‍त खर्च करना चाहिये। जो भोग 
मौज से प्राप्त होवे और बशर्ते कि वह ना-जायज और 
ना-मुनासिब और किसी तरह हारिज़ न होवे, तो उसमें 
अहतियात के साथ बर्लने में दोष नहीं है। 


१६ - छठे, सच्ची दीनता कुल्ल-मालिक और सतगुरु 
के चरनो मे और अपने लई ओछा और कसर वाला 
समझ कर, प्रार्थना करना वास्ते प्राप्ति दया के। 

जो कोई अपने मन की निरख और परर यानी 
-चौकीदारी करता रहेगा, उसको अपनी कसें हमेशा 
नजर आवेगी लब उसके मन मे सच्ची दीनता 
कुल्ल-मालिक और सतगुरु के चरनों में पैदा होगी और 
फिर वही शरस सच्ची प्रार्थना, वास्ते उनके दूर होने 
के, करेगा और जो जलन कि बताया जावेगा उसकी 
कर्रवाई भी उससे बन पड़ेगी और कुल्ल-मालिक और 
सतगुरु की दया की परख और कदर भी उसी के चित्त 
मे आवेगी | 

१७ - ऐसा जीव जो कि अपनी कसरों को निहारता 
रहता है, सबके साथ दीनता और गरीबी के साथ बर्ताव 
करेगा यानी जो कोई उस पर किसी वक्त किसी किस्म 

| की तान मारेगा, तो वह उसका मुकाबिला नहीं करेगा, | 


| २७] तीसराभाग [३८७ | भाग 


बल्कि अपनी कसरोौ का ख्याल करके तान के बचन की 
बरदाश्त करेगा और तान मारने वाले से नाराज नहीं 
होगा, बल्कि उसको अपना हितकारी समझेगा | 


१८ - जो कोई अपने तई ओछा या अपने में कसरें 
देखता है, वह वास्ते दूर करने उनके और हासिल 
करने तरक्की के, बराबर जलन करता रहेगा, पर जो 
कोई अपने लई पूरा मानेगा, वह अभ्यास मे ढीला हो 
जावेगा और उसकी तरक्की का रास्ता बद हो जावेगा। 
इस वास्ते परमार्थी को चाहिये कि जब तक अपना 
काम पूरा न बने, लब तक जलन करने से बाज़ न रहे 
और दीनता और प्रार्थना का अग न छोडे | 


१९ - सातवे, कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल की 
मौज के साथ, जहाँ तक मुमकिन होवे, मुवाफिकल 
करना । 

यह भक्ती का एक खास अंग है कि जो कुछ अपना 
भगवत कहे या करे, उसको अपने वास्ते बेहतर और 
मुफीद समझे और चाहे वह कार्रवाई मन के मुवाफिक 
होवे या नही, जहाँ तक मुमकिन होवे, उसके साथ 
मुवाफिकल करे यानी उसको अपने प्रीतम की मौज 
समझ कर कबूल और मज़ूर करे, क्योकि जब यह बाल 
मालूम है कि कुल्ल-मालिक सर्व समर्थ और सब से 
जबर हे और उसकी मोज में किसी को दखल नही है, 
फिर विचारो कि उसके साथ मुवाफिकत करना बेहतर 
है या ना-मुवाफिकत। पहिली सूरत मे भक्ती बढ़ेगी और 
अदब कायम रहेगा और दूसरी सूरत में मन रूखा 
फीका होकर अपने प्रीतम से किसी कदर बे-मुख हो 
जावेगा और अभ्यास मे भी खलल डालेगा। इसमें 


4 


| ३८८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ८८ | प्रेम पत्र राधास्वामी 


सेवक का भारी नुकसान होगा। मुनासिब यह है कि जब 
कोई काम खिलाफ मन के वाके होवे और उसकी 
बरदाश्त न कर सके, तो चरनो मे प्रार्थना वास्ते 
बदलने मौज या मिलने ताकत और सहारे के, वास्ते 
बरदाश्त, करे तो राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु 
जरूर थोड़ी बहुत दया करेंगे या इफाका बरव्शेंगे, यानी 
ताकत और सहारा अतर में देवेगे। 


२० - उनकी मौज अपने सेवको के वास्ते कभी 
मसलहत से खाली नहीं होती, पर उस मसलहल का 
समझना मुशकिल है और कभी २ दया करके खासों को 
मसलहत भी जना देते हैं। सेवक को हर हाल में यानी 
सुख और दुख के वक्‍त मुनासिब है कि उन्ही के चरनों 
की तरफ तवज्जह करके दया और सहारा चाहे, जेसे 


बालक चाहे माता कभी उसको लताड़ मार भी करे, तो 
उसी की गोद की तरफ दौड़ता है ओर दूसरे की तरफ 
चाहे वह सहारा भी देवे यानी बचावे तो भी रुख नही 
करतला। 


२१ - यह बात सही है कि सब जीव एक ही बार 
पूरे तौर से इस घाट पर नहीं बर्त सकते, यानी सर्व 
अग करके मौज के साथ मुवाफिकत नही कर सकते, 
लेकिन जो कोई कि राधास्वासी मत में शामिल होकर 
भक्ति में आया है उसको जानना चाहिये कि यह बात 
उस पर फर्ज और लाजिम है कि भक्ति के कायदो के 
मुवाफिक जिस कदर बन सके, अपने प्रीतम भगवत 
की मौज के साथ मुआफिकल करे। अलबत्ता जीवों के 
दरजे के मुवाफिक जेसे उत्तम मध्यम निकृष्ट, इस 
बर्ताव में भेद रहेगा, लेकिन चाहे जिस दरजे का भक्त 


| २७] तीसराभाग [३८९ | भाग 
होवे, उसको अपनी ताकत के मुवाफिक कोशिश इस 
बात की करना चाहिये कि जो कुछ उसका भगवत और 
मालिक उसकी निसबल कहे या करे, उसमे अपना हित 
और बेहतरी समझे | 


२२ - इस बाल की कार्रवाई दुरुस्ती के साथ सिर्फ 
सुनने और समझने से नहीं हो सकती। कुछ मदद 
अंदरूनी अभ्यास की भी दरकार है यानी सेवक के मन 
और सुरत का घाट भी थोड़ा बहुत बदलना चाहिये ओर 
अतर में कुछ रस और आनन्द और दया और रक्षा के 
परचे भी मिलने चाहिये, तब उसको थोड़ी बहुत ताकत 
मुवाफिकल करने की, साथ मोज के, सरळ्ती और सुस्ती 
में, हासिल होवेगी। सिवाय इसके कुछ दया भी संत 
सतगुरु ओर सत्तपुरुष राधास्वामी दयाल की दरकार है 
कि जो सेवक को इस कदर बल और ताकत बरब्शेगी 
कि जिससे वह आसानी के साथ मुवाफिक और 
ना-मुवाफिक मौज को बरदाश्त कर सके। सो जो कोई 
सच्चे मन से सच्चे मालिक राधास्वामी दयाल की भक्ति 
में आया है, उसको यह तीनों बातें यानी बाहर के 
सलसग और अन्तर अभ्यास की मदद और राधास्वामी 
दयाल की दया, थोड़ी बहुत अपने दरजे के मुवाफिक 
जरूर हासिल होगी और उसी कदर उसको ताकत 
मौज के साथ मुवाफिकत करने की भी मिलेगी और यह 
ताकत जिस कदर कि इसकी प्रीत और प्रतीत 
कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु के 
चरनों मे और भी सुरत शाब्द मार्ग के अभ्यास में बढ़ती 
जावेगी, दिन दिन ज्यादा होती जावेगी और एक दिन 
पूरे दरजे पर पहुँचा कर छोड़ेगी | 


| ३९०]  प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


२३ - कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल की सरन 
दूढ़ करने और उनकी मौज के साथ मुवाफिकत करने 
में बड़े फायदे हैं और जीव का संसारी और देह के 
बधनो से जल्दी छुटकारा हो सकता है और कर्मो का 
असर जो थोड़े बहुत किये जावे, उस पर बिल्कुल नही 
पहुँचेगा और हमेशा अपने सच्चे माता पिता राधास्वामी 
दयाल के आसरे और भरोसे देह और ससार में किसी 
कदर निःचित होकर बर्ताव करेगा, क्योकि उसको 
अपनी हालत की रोजमर्रा जॉच करने से अच्छी तरह 
से मालूम हो जावेगा कि कुल्ल-मालिक राधास्वामी 
दयाल की नजर दया और मेहर की उस पर है और वे 
सब तरह से और हर हाल मे उसकी दया और रक्षा 
फरमाते हैं। फिर संत सतगुरु और कुल्ल-मालिक 
दयाल के चरनो में किसी तरह का खौफ नही है यानी 
काल और कर्म और उसके दूत कुछ नुकसान या 
तकलीफ इस किस्म की नही पहुँचा सकते हैं कि 
जिससे यह जीव घबरा कर या निरास होकर बे-मुख हो 
जावे और मत को या उसके अभ्यास को छोड़ देवे। 


२४ - इस वास्ते सब जीवों को जो राधास्वामी 
दयाल की सरन में आये हैं और उपदेश लेकर सुरत 
शाब्द मार्ग का थोड़ा बहुत अभ्यास कर रहे है, मुनासिब 
और लाजिम है कि अपने बल और पौरुष की तरफ से 
नजर हटा कर, राधास्वामी दयाल की दया का आसरा 
और भरोसा लेकर, ऐसी हिम्मत बाँधे कि अपना बर्तावा 
ससार और परमार्थ में जहाँ तक मुमकिन है, प्रेमाभक्ति 
के कायदो के मुवाफिक जारी करें और किसी तरह का 
फिजूल शक और शुभा या सन्देह अपने नफे और 


| २७] तीसराभाग [३९११ | भाग 


नुकसान की निसबल मन मे न लावे तो यकीन होता है 
कि राधास्वामी दयाल अपनी मेहर और दया से जरूर 
उनकी रक्षा और सम्हाल जिस कदर होवेगी, फरमावेगे, 
यानी पहिले नम्बर तवज्जह वास्ते दुरुस्ती उनके परमार्थ 
के और दूसरे नम्बर तवज्जह वास्ते सम्हाल और 
दुरुस्ती उनके स्वार्थ यानी ससारी कारोबार के फरमावेगे। 
अगले पिछले कर्मो का फल जरूर भोगना पड़ेगा 
लेकिन उसमे दया से बहुत रक्षा और सम्हाल होवेगी 
यानी दुखदाई कर्म के भोगने मे बहुत कमी हो जावेगी 
और सुखदाई कर्म का फल ज़्यादा मिलेगा । 


ग न नेः न नॉ न न नः =» 
ग न नॉ न न नेः सेंड 
ग नॉ न न नः 
* न सेंड 


पुस्तकों का सूचीपत्र 
पद्य (हिन्दी) 
सार बचन छद बंद, पहला भाग 
सार बचन छंद बंद, दूसरा भाग 
प्रेमबानी, पहला भाग 
प्रेमबानी, दूसरा भाग 
प्रेमबानी, तीसरा भाग 
प्रेमबानी, चौथा भाग 
सत सग्रह, पहला भाग 
सत सग्रह, दूसरा भाग 
प्रेम प्रकाश 
बिनती प्रार्थना 
नियमावली 
गद्य ( हिन्दी ) 
सार बचन वार्तिक 
आखिरी बचन स्वामीजी महाराज 
प्रेमपत्र, पहला भाग 
प्रेमपत्र, दूसरा भाग 
प्रेमपत्र, तीसरा भाग 
प्रेमपत्र, चौथा भाग 
प्रेमपत्र, पाँचवाँ भाग 
प्रेमपत्र, छठा भाग 


जुगत प्रकाश 

सार उपदेश 

प्रेम उपदेश 

राधास्वामी मत सदेश 

राधास्वामी मत उपदेश 

निज उपदेश 

प्रश्नोत्तर सन्त मत 

छांटे हुये बचन महात्माओं के 

गुरु उपदेश 

बचन महाराज साहब 

बचन बाबूजी महाराज, पहला भाग 
बचन बाबूजी महाराज, दूसरा भाग 
बचन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग 
बचन बाबूजी महाराज, चौथा भाग 
जीवन चरित्र, स्वामीजी महाराज 
जीवन चरित्र, हुजूर महाराज 
जीवन चरित्र, बाबूजी महाराज 
शब्द कोश संत मत बानी 
लोक-परलोक हितकारी 

मौलाना रूम के दृष्टान्त और 
औलियाओं की कथाएँ 

समाध पुस्तिका 


Books In English 
राधास्वामी मत प्रकाश 


Radhasoami Mat Prakash 


डिस्कोर्सेज ऑन राधास्वामी फेथ 
Discourse On Radhasoami Faith 


फेलप्स साहब के नोट्स 
Phelps Notes 


ए सोलेस टू सतसगीज़ 
A Solace tio Satsangis 


राधास्वामी सहाय 


प्रेम पत्र राधास्वामी 


भाग ७ 


र 

ty 
exe 
e 


राधास्वामी दयाल की दया 
राधास्वामी सहाय 


राधास्वामी गाय कर जनम सुफल कर ले 
यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले 


प्रेम पत्र राधयास्वामी 
चोथा भाग 
हिति उपदेश 


जिसको 


परम सन्त सतगुरु हुजूर महाराज ने 
ज़बान मुबारक से फरमाया 


आठवी बार) सन्‌ 2047 (000 प्रतियाँ 


प्रकाशक 
राधास्वामी ट्रस्ट, 
स्वामीबाग, आगरा 282005 


% 


a 
7६ 
४५ 
8 
7५ 
0 
द 
4 
६ 
5 
६ 


All rights reserved 
कोई साहब बिना इजाजत इस पोथी को नहीं छाप सकते 


तीसरी बार सन्‌ 956 000 प्रतियाँ 
चौथी बार सन्‌ 974 000 प्रतियाँ 
पाचवी बार सन्‌ 983 000 प्रतियाँ 
छटी बार सन्‌ 992 3000 प्रतियाँ 
सातवी बार सन्‌ 2004 3000 प्रतियाँ 


आठवीं बार) सन्‌ 2047 (000 प्रतियाँ 


40 रुपये 


सगणक लेखक : 
कोमल डेस्क टॉप प्रिंटिंग, 
रामकृष्ण नगर, तुमसर 44972 


मुद्रक : 

इमेजिनेशन डिजाइस, 509/8 एटलान्टिस हाईट्स 
साराभाई मेन रोड, वडीवाडी, वडोदरा 39007 
फोन 0265-2337808 मो 9898707808 


राधास्वामी मौज से प्रेमपत्र जारी। 
दृढ़ विशवास होय चरन में और प्रीत गाढ़ी।। 
सुमिरन ध्यान और भजन मे नित नया आनद पाय। 


सतसगी सब उमंग २ राधास्वामी महिमा गाय।। 


Gr 


प्रेम पत्र चौथा भाग जो कि पहली मई सन्‌ १८९६ ईसवी 


से ३० अप्रेल सन्‌ १८९७ तक समाप्त हुआ 


उसके बचनो का 


सूचीपत्र 


प्रकार सुरखी यानी खुलासा मजमून बचन 


| और मन नौ द्वारों के वसीले से जो पिंड में हैं, इस संसार 
में बर्त रहे हैं और यहाँ के भोगों का तुच्छ रस लेते हैं। उनको 
चाहिये कि दसवें द्वार की तरफ भी (जो घट में है) झाँक कर 
ऊँचे देश का विशेष आनन्द लेवें ।। हं” इ 


चैतन्य को जड़ पदार्थो से मेल कम कर के विशेष चैतन्य और 
फिर महा विशेष चैतन्य से मिलने का जतन वास्ते अपनी तरक्की 
और सुख और आराम के जरूर करना चाहिये।। -- ५ 


अपने से ज्यादा बल्कि सब से ज्यादा जो ताकत वाला और समर्थ 
होवे यानी कुल मालिक, उसकी सरन लेकर और उसके निज 
भेदी जो संत सतगुरु हैं, उनसे मिल कर बैरियों को जो सबल 
और जबरदस्त हैं, जीत कर निज घर में जाना चाहिये, तब 
अपना काम पूरा बनेगा।। रि हे 


सुरत अस को जो सत्त सिध की बूँद है और इस ससार में देह 
और भोगों के साथ जो जड़ और असत्य हैं, भूल और भरम 
करके बॅध गई है, उसके निज भण्डार में पहुँचाने का जतन हर 
एक शख्स को चाहे औरत होवे या मर्द, करना चाहिये, नहीं तो 
जन्म मरन का कष्ट और देह के संग दुख सुख हमेशा सहना 
पड़ेगा । | - १४ 


सुजाती यानी उत्तम को कुजाती यानी नीच से हट कर अपने 
हम-जौहर यानी महा उत्तम से मिलना चाहिये।। -- १९ 


कुटुम्बी मौत के वक्त मालिक के नाम की याद दिलाते हैं, लेकिन 
जब कि उमर भर धन और स्त्री वगैरा में फंसे रहे, तो उस वक्त 


| २] ©प्रेमपत्रराधास्वामीचोथाभा | ] प्रेम पत्र राधास्वामी चौथा भाग 


प्रकार सुरखी यानी खुलासा मजमून बचन 


मालिक का नाम कैसे याद आ सकता हे, इस वास्ते जीते जी 
मालिक का नाम लेना और उसके चरनों मे प्रीति और प्रतीत 
बढ़ाना मुनासिब है।। -- २४ 


दुनिया के सब आसरे जिनको तुमने दृढ़ करके पकड़ा है, 
नाशमान और झूठे हैं। इस वास्ते सच्चे और पूरे और सर्व समर्थ 
का आसरा लेना चाहिये कि जो हर वक्त अंग संग रह कर 
सहायता और मदद कर सकता है और दुनिया के आसरे अक्सर 
वक्त जरूरत के दगा देने वाले हैं।। -- == २९ 


संतों के दया पात्र जीव, और जीवों के मुवाफिक ब्रह्म और माया 
के देश में पैदा होकर परवरिश पाते हैं, और जब संत प्रकट होते 
हैं तब मौज से उन जीवों को अपने सन्मुख खींच कर बचन 
सुनाते और निज घर का भेद और रास्ता और चलने की जुगत 
समझा कर और मुनासिब करनी करा कर उनको निज धाम में 
पहुँचाते हैं।। -- ३४ 


दुनिया में जहाँ जिसका प्यार है, वही उसका चित्त जाता है और 
चित्त के साथ वह आप मौजूद है। जो दुनिया से छूटना चाहे, 
उसको चाहिये कि अपने चित्त को प्यार के साथ कुल मालिक 
राधास्वामी के चरनों में बारम्बार जोड़े तो जितनी देर ऐसा 
अभ्यास करेगा, उतनी देर को उसका मालिक के चरनों में सग 
रहेगा और फिर इस सग को आहिस्ते आहिस्ते बढ़ाते जाना 
चाहिये। | -- ४० 


जीव दुनिया में सिवाय कुटुम्ब परिवार के और बहुत से लोगों से 
जिनसे उनका कुछ कारज निकलता है और बहुत सी चीजों से 
जो कभी कभी उनके कुछ काम आती हैं, प्रीति करते हैं और 
अपना मन उनमें थोड़ा बहुत बाधते हैं। इस वास्ते मुनासिब और 
लाजिम मालूम होता है कि वह मालिक-कुल के चरनों में भी जो 
कि उनके घट में मौजूद है और सदा उनके अग संग रहता है, 
थोड़ी बहुत प्रीति, उसका भेद भाव लेकर, करें जिससे सख्त 
तकलीफ और भारी दुख और क्लेश दूर या हलके हो जावें और 
खास कर मौत के वक्त उनकी सहायता होवे और मदद मिले | |--४६ 


| स्चीपत्र [३ 


प्रकार सुरखी यानी खुलासा मजमून बचन 


कुल मालिक का असल में प्रेम और आनद और सत्त और चैतन्य 
स्वरूप है और ऊँचे से ऊँचे देश में उसका निज धाम है और वह 
सदा निरबंध और हमेशा एक रस कायम है, इस वास्ते सुरत 
चैतन्य को जो उसकी अंस है, अपने अंसी के मुवाफिक होने का 
जतन करना चाहिये यानी देह और दुनिया के बंधन तोड़ कर 
निरबध और सत-चित-आनद और प्रेम स्वरूप से मिलना चाहिये।। 
= ५ ५१ 

सुरत चैतन्य को जो निज सूरज महा चैतन्य की रोशन किरन है, 
माया यानी अन्धकार के देश को छोड़ कर अपने महा प्रकाश 
स्वरूप भडार में पहुँचना चाहिये और रास्ते में जहाँ तक अन्धेरा 
और उजेला मिला हुआ है, ठहरना नही चाहिये।। -- ५७ 


दुनिया में चार भारी दुख सब पर आते हैं यानी रोग सोग मौत 
और कामना का पूरा न होना। इनका पूरा इलाज आदमी के हाथ 
में नहीं है। लेकिन राधास्वामी मत के अभ्यास की कमाई से यह 
चारों दुख हलके बल्कि दूर हो सकते हैं। इस वास्ते इस अभ्यास 
की कमाई हर एक को थोड़ी बहुत करना वास्ते अपनी बेहतरी के 
जरूर और मुनासिब मालूम होता है। - ~ ६२ 


सुरत चैतन्य ऊँचे और गहरे देश की बासी है और अब यहाँ 
मलीन माया के देश में तन मन और इद्रियों के साथ फंस गई है 
सो हर एक आदमी को लाजिम है कि उसके छड़ाने का जतन 
दुरुस्ती के साथ करे।। -- ६७ 


दुनिया में सब लोग अपने और कुटुम्ब परिवार और प्यारों के तन 
और मन के आराम के वास्ते अनेक तरह के जतन बहुत मेहनत 
के साथ उमर भर करते हैं और उस का फायदा सिर्फ इस कदर 
होता है कि थोड़े दिन के लिये या हद ज़िंदगी भर के वास्ते थोड़ा 
या बहुत आराम मिल जाता है लेकिन बाद छोड़ने इस देह और 
देश और कुटुम्ब परिवार के, कहाँ जाना है और रहना होगा और 
वहाँ सुख मिलेगा या दुख, उसकी खबर बहुत कम है और इसके 
वास्ते जतन भी कम करते हैं। इस वास्ते सब को मुनासिब और 
लाजिम है कि वास्ते हमेशा के आराम और सुख के भेदी और 


| ५]  ©प्रेमपत्रराधास्वामीचोथाभा | ] प्रेम पत्र राधास्वामी चौथा भाग 


प्रकार सुरखी यानी खुलासा मजमून बचन 


बा-खबर लोगों से हाल दरियाफ्त करके थोड़ा बहुत जतन जरूर 
करें तो इस जिदगी में उनको उस अमर सुख और आनन्द की 
जो संतों की जुगत कमाने से हासिल होना मुमकिन है, थोड़ी 
बहुत खबर पड़ जावेगी और उसकी कुछ परीक्षा और जाँच करके 
बहुत ख़ुशी हासिल होगी।। - -- ७१ 


तीन किस्म की शक्ति हर एक आदमी में मौजूद हैं। इनमें से एक 
या दो अक्सर लोग जगाते हैं पर तीसरी सुरत यानी रूहानी 
शक्ति का थोड़ा बहुत यकीन करके जगाना हर एक आदमी पर 
वास्ते उसके जीव के कल्यान के मुनासिब और जरूर है।। 
SS पन्‍डब्ड ७ ६ 
तीन बड़ी इन्द्रियों के रस में जीव दुनिया में फंसा हुआ है। इन 
तीनों को विशेष और फिर महा रस अतर में मिल सकता है जो 
सुरत शब्द का अभ्यास किया जावे। और यहाँ के सब रस तुच्छ 
और नाशमान हैं और बा-वजूद मेहनत और मशक्कत और धन 
खर्च करने के पूरे पूरे नही मिल सकते।। हक ७० 


सैर और तमाशे का शोक सब के दिल में रहता है और उसके 
वास्ते तन, मन, धन ख़ुशी से खर्च करते हैं। अन्तर में अभ्यास 
करने से बहुत भारी सैर कुदरत की नजर आ सकती है। इस 
वास्ते उस तरफ भी सब को थोड़ी बहुत तवज्जह करना जरूर 
है।। - ८६ 


तन बीमार का इलाज सब कोई कराते हैं पर मन की बीमारी की 
खबर किसी को नहीं है। उसके मुआलिज संत और साध हैं। 
उनसे मिल कर इलाज कराना चाहिये। नही तो, देह बिगड़ 
जावेगी यानी नीचे की जोनों में बारम्बार जनम धरना और दुख 
सुख भोगना पड़ेगा ।। हे 


जिस किसी से सतों की जुगत याने सुरत शब्द मार्ग का अभ्यास 
कोई वजह करके दुरुस्ती से न बन सके तो उसको चाहिये कि 
जिस कदर और जैसा तैसा अभ्यास उससे बन सके, उतना ही 
करता रहे और सन्त सतगुरु और उनके सतसग से सच्चा और 


| स्ूचीपत्र [६५। 


प्रकार सुरखी यानी खुलासा मजमून बचन 


पक्का नाता जोड़े यानी उनमें थोड़ी या बहुत सच्ची और पक्की 
प्रीत करे तो वे अखीर वक्त पर अपनी दया से उसकी सहायता 
करेंगे और अपना बल देकर आइन्दे उससे करनी जिस कदर 
मुनासिब और जरूर होगी करा कर उसका पूरा काम बनावेगे। ।--९८ 


जमीन की चोटी यानी क़ुतुब और नये नये मुलको और जंगलों 
और पहाड़ों का हाल दरियाफ़्त करने के लिये, और भी वास्ते 
बनाने नई नई कलें और सवारियाँ हवा में और पानी और जमीन 
पर चलने की, बहुत कोशिश और मेहनत और तन, मन, धन का 
खर्च हिम्मत वाले लोग कर रहे हैं। इसके सिवाय हाल आसमानी 
रचना और इलम कीमियागरी और कुव्वत बकी वगैरा की तहकीकात 
करके बहुत सी बातें ईजाद कर चुके हैं और करते जाते हैं कि 
जिनके सबब से अवाम को थोड़ा बहुत फायदा दुनियावी पहुँचना 
मुमकिन है। लेकिन घट के भेद की बहुत कम वाकफियत है। इस 
तरफ भी यानी अपने अन्तर में तवज्जह करके कुछ हाल दरियाफ्त 
करना मुनासिब मालूम होता है कि जिससे भारी फायदा जीवों 
का वास्ते हासिल होने मुक्ति और परम आनन्द बाद मरने के 
मुतसव्वर है।। १०५ 


दुनिया का कोई काम सीखने या करने के वास्ते शौक और 
सिखाने वाला और सीखने वालों का सग दरकार है। इसी तरह 
परमार्थ की कार्रवाई के वास्ते मालिक के चरनों का प्रेम और 
सतगुरु और प्रेमी जन का संग जरूर है। तब दुरुस्ती के साथ 
अभ्यास बन पड़ेगा और आहिस्ते आहिस्ते तरक्की होती जावेगी ।। 

- -- ११२ 
जड़ चैतन्य की गाँठ कुदरती लगी हुई है और इस ससार में बहुत 
जगह जीवों ने आप बन्धन लगाये हैं, सो हर एक को मुनासिब है 
कि मरने से पेश्तर उस गाँठ के खोलने का जतन शुरू कर दे 
और जगत के बन्धन जहाँ तक मुमकिन हो, ढीले करे ताकि 
अखीर वक्‍त पर काल की खीचातानी का दुख और क्लेश न 
सहना पड़े और सहज में छुटकारा होकर सुरत अपने देश की 
तरफ सिधारे । | -- -- ११७ 


| ६] प्रेमपत्रराधास्वामी चोथा भा | ] प्रेम पत्र राधास्वामी चौथा भाग 


प्रकार सुरखी यानी खुलासा मजमून बचन 


२४ इस लोक में मनुष्य स्वरूप सब से उत्तम है और उसके स्वरूप 
का खाका बराबर नीचे की जोनों में थोड़ी कमी बेशी के साथ 
चला गया है तो खोजी को दरियाफ्त करना चाहिये कि यह 
मनुष्य स्वरूप कहाँ से आया यानी ऊंचे लोकों में यह स्वरूप 
दरजे-ब-दरजे ज्यादा लतीफ और नूरानी और ताकत वाला जरूर 
होगा और जहाँ कि प्रथम जहूर स्वरूप का हुआ, उसके परे 
असली अरूप है, सो उस आदि स्वरूप और उसके परे असली 
अरूप से मिलना चाहिये और वही कुल मालिक का धाम है और 
वहीं पहुँच कर सुरत को पूरा २ सुख और अमर आनद प्राप्त 
होगा।। -- १२३ 


तीन अवस्था में सब जीव बर्त रहे हैं, चौथी यानी तुरिया में अपना 
रूप (जैसा कि पिंड में है) नजर आवेगा और वहाँ से ब्रह्म की 
तीन अवस्था में जो कि ब्रह्माण्ड में है, बर्त कर और दसवें द्वार 
में सुरत का निज रूप देख कर आगे दयाल देश में चढ़ कर 
अपने कुल मालिक और सच्चे माता पिता सत्त पुरुष राधास्वामी 
का दर्शन करना चाहिये, वही निज धाम है और वहीं सुरत को 
सच्चा और पूरा आराम मिलेगा।। - १२९ 


हर एक शख्स सुख हासिल करने और दुख दूर करने के लिये 
कोशिश और जतन करता है। लेकिन इस दुनिया में पूरा पूरा 
सुख हासिल नहीं हो सकता। खोजी दर्दी को दरियाफ्त करना 
चाहिये कि ऐसा मुकाम भी कोई है कि जहाँ अमर सुख प्राप्त हो 
और कष्ट और क्लेश बिलकुल न हो। इसका पता सिर्फ 
राधास्वामी मत में मिल सकता है और सुरत शब्द मार्ग की कमाई 
और राधास्वामी दयाल की सरन लेने से वह मुकाम सहज में 
प्राप्त हो सकता है।। -- १३४ 


इस दुनिया में जिस कदर कार्रवाई है, वह शौक या प्रीत के सबब 
से जारी है यानी जिस की जहाँ प्रीत है या जिस बात का जिसको 
शौक है, वह वहीं अपना तन, मन, धन लगाता है, लेकिन इस 
दुनिया के कुल पदार्थ, और भी मनुष्य और जानवर, सब नाशमान 
हैं और उनकी हालत भी हमेशा बदलती रहती है, इस सबब से 


| स्ूचीपत्र [७ 


प्रकार सुरखी यानी खुलासा मजमून बचन 


हालत बदलने पर और अभाव या नाश होने पर जरूर झटका 
और झकोला प्रीत करने वाले, और भी उसको जिससे प्रीत करी 
है, लगता है यानी दोनों दुख सुख भोगते हैं और जुदा होने पर 
फिर मिलने का भरोसा नहीं है, इस वास्ते संत फरमाते हैं कि 
साधारण प्रीत संसार में रक्खो और मुख्य प्रीत कुल मालिक के 
चरनों में लाओ कि जो हमेशा एक रस कायम रहता है और महा 
सुख और महा आनन्द और महा प्रेम और महा चैतन्य का भडार 
है और हर दम जीव के संग है।। -- -- १४२ 


इस दुनिया में दो पदार्थ हैं चैतन्य और जड़। चैतन्य कुल रचना 
की कार्रवाई कर रहा है और मनुष्य स्वरूप में कई परदे यानी 
देहियों के अन्दर गुप्त है और इन देहियों का संग करके दुख 
सुख और जनम मरन भोगता है सो जब तक उलट कर अपने 
भडार में नहीं पहुँचेगा, सुखी नहीं होगा। राधास्वामी मत का 
मतलब यही है कि इस बुद और अस रूप चैतन्य को उसके 
सिंध में पहुँचा कर परम आनद को प्राप्त कराना।। -- १४७ 


यह देश पाप और पुन्य और मेहनत और मशक्कत और जनम 
मरन का है। जो कोई इससे बचना चाहे, उसको मुनासिब है कि 
घट का भेद और जुगत चलने की दरियाफ्त करके अपने अन्तर 
में चले तो एक दिन निःकर्म होकर अमर देश में पहुँच कर परम 
आनद को प्राप्त होगा कि जहाँ किसी तरह का कष्ट और क्लेश 
और जनम मरन का दुख नहीं है।। -- -- १५३ 


इस देश में जीव आसा, मसा, तृष्णा, भय, चिन्ता और परिश्रम से 
नहीं बच सकता। जो इनसे न्यारा होना चाहें, वह कुल मालिक 
राधास्वामी दयाल के देश में पहुँचने का जतन अपने घट में करें 
तो एक दिन सब झगड़े और बखेड़े और दुख सुख से बच कर 
परम आनन्द को प्राप्त होंगे।।-- -- १५८ 


इस देश में चैतन्य सुरत की धार उलटी बह रही है और इन्द्रिय 
द्वारे बाहर बिखर रही है। इसलिये इसको पूरा और निर्मल सुख 
नहीं मिल सकता और इसकी एकसी हालत नहीं रह सकती। इस 
वास्ते चाहिये कि इस धारा को सुलटा बहावे यानी ऊंचे की तरफ 


>> 


| ८] प्रेमपत्रराधास्वामीचोथाभा | ] प्रेम पत्र राधास्वामी चौथा भाग 


प्रकार सुरखी यानी खुलासा मजमून बचन 


को घट में चढ़ावे तो इसको एक दिन अपने भडार में पहुँच कर 
पूरन और अमर आनंद प्राप्त होगा।। -- १६३ 


यह देश भूल और भरम का है और इस सबब से यहाँ जीव हमेशा 
दुख सुख और जनम मरन के चक्कर में भरमते रहते हैं। जो 
कोई उससे बचना चाहें और परम सुख और अमर आनद के देश 
में पहुँचना चाहें, वह राधास्वामी मत के मुवाफिक सुरत शब्द मार्ग 
का अभ्यास करें तो राधास्वामी दयाल की दया और सतगुरु की 
कृपा से एक दिन काम उनका बन जावेगा। -- -- १७० 


दुनिया में देखा जाता है कि सब लोग बड़ी से बड़ी चीज के 
हासिल करने की ख्वाहिश करते हैं तो परमार्थ में भी चाहिये कि 
ऊँचे से ऊँचे देश में पहुँच कर सच्चे और कुल मालिक 
राधास्वामी दयाल के चरनों के दर्शन का परम आनद हासिल 
करने के लिये कोशिश और जतन दिल और जान से करें और 
मूरत या निशान की पूजा या विद्या बुद्धि की समझौती पर राज़ी 
होकर अपना अकाज नहीं करना चाहिये।। -- -- १७४ 


जगत में सब जीव मान बड़ाई के वास्ते तन मन धन खर्च करते 
हैं बल्कि जान तक दे देते हैं और फिर भी पूरी और पायदार मान 
बड़ाई हासिल नही होती लेकिन सच्चे परमार्थी को जो राधास्वामी 
दयाल के चरनों में लगा है और एक दिन उनके निज धाम में 
पहुँचने की आसा करके जतन कर रहा है, बे-माँगे और बे-चाहे 
इस जनम में और भी चोला छोड़ने के बाद भारी शोहरत और 
बड़ाई बल्कि पूजा और प्रतिष्ठा एक शहर में नही, बल्कि देशों में 
हासिल होती है कि जिसका अन्दाजा और हिसाब कोई नही कर 
सकता || -- १७९ 


यह ससार अगिन भडार है और यहाँ सब कामों और सब बातों 
में तपन होती है। जो कोई इस तपन के स्थान से बचना चाहे, 
उसको चाहिये कि आकाश यानी ऊँचे देश की तरफ भागे और 
महा सीतल और आनन्द के स्थान में जो कुल मालिक का धाम 
है, पहुँच कर बासा करे। रास्ता इस धाम का घट में है और 
उसके भेदी संत सतगुरु हैं। ~ -- १८६ 


| स्ूचीपत्र [९ 


प्रकार सुरखी यानी खुलासा मजमून बचन 


३६ दुनिया के लोग बड़े शौक से चाहते हैं कि बड़े आदमियों, राजा 
और महाराजा से मिलें और जब वह मिल जाते हैं तो बहुत 
ख़ुश होते हैं और उसमें अपनी बड़ाई समझते हैं लेकिन जो प्रेमी 
कि सतों का परमार्थ कमावे तो उस को आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, 
पार-ब्रह्म और सत्त पुरुष और कुल मालिक राधास्वामी दयाल के 
अपने घट में दर्शन मिल सकते हैं और यह दर्शन पा कर ऐसी 
ख़ुशी हमेशा के वास्ते होगी कि जिसका कोई अन्दाज़ा नही कर 
सकता ।। -- १९१ 


जीव इस ससार में निहायत निबल और लाचार है। अपने बल से 
पूरे उद्धार का जतन दुरुस्त नही कर सकता। पर कुल मालिक 
राधास्वामी दयाल की दया अपार है। जो कोई उनका बचन माने, 
उससे वे अपनी दया से जरूरी करनी करा कर उसका कारज 
सहज में बनाते हैं। इस दया की महिमा नहीं की जा सकती है।। 

== १९९ 


सब लोग चाहते हैं कि आज्ञाकारी और नामवर औलाद होवे और 
ऐसा उपकारी काम बन आवे कि जिससे उनकी यादगारी दुनिया 
में रहे। मगर यह बड़ी दुर्लभ बात है। पर जिस किसी ने सच्चा 
परमार्थ कमाया तो बगैर उसकी ख्वाहिश के बे-शुमार सेवक 
उसके चरन में आवेगे कि जो दिलोजान से आज्ञा में बरतेंगे और 
उसके नाम और उपदेश की शोहरत जगह जगह करेंगे और यह 
सिलसिला उसकी यादगार का देश देश में हजारो बरस तक 
जारी रहेगा।। -- २१२ 


हर एक आदमी चाहता है कि किसी को अपना ऐसा सगी और 
मददगार बनावे कि वह उसको हर वक्त मदद दे और रक्षा करे 
पर कोई भी सच्चा और पूरा मददगार और हर मौके पर सहायता 
करने वाला नहीं मिल सक्ता लेकिन जिस किसी ने सच्चे गुरू 
और नाम यानी शब्द की सरन ली और उनको अपने घट में 
बसाया और प्रकट किया तो वह उसके दम दम के सहाई और 
मददगार हैं और किसी वक्त और किसी हालत में उससे जुदा 
नहीं होते।। - -- २१८ 


| १०]. प्रेमपत्रराधास्वमी चौथा भाग... ०] प्रेम पत्र राधास्वामी चोथा भाग 


प्रकार सुरखी यानी खुलासा मजमून बचन 


४० लोग अनेक तरह के अभ्यास करते हैं। शुरू में कोई दिन रस 
आता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते वह अभ्यास साधारन और फीके 
हो जाते हैं और उनका फल भी जैसा चाहिये, हासिल नहीं होता। 
लेकिन राधास्वामी मत के अभ्यासी को ब-सबब चलने चाल और 
तै करने रास्ते के हमेशा नवीन रस और आनद मिलता है और 
इस तरह इसका शौक और प्यार दिन दिन बढ़ता जाता है, यहाँ 
तक कि एक दिन कुल मालिक राधास्वामी दयाल के धाम में जो 
कि महा सुख और महा आनंद का अमर और अजर भडार है, 
पहुँच कर हमेशा को मगन और निःचिन्त हो जावेगा।। 


“ २२३ 


अपने तन की सफाई और सिंगार बहुत तवज्जह के साथ हर 
कोई करता है,पर अपने अंतरी स्वरूप की भी सफाई और 
आरास्तगी जरूर करना लाजिम है, क्योंकि यह तन दुनियादारों 
के दिखाने को है और वह आपा मालिक के सन्मुख जावेगा।। 


- २२७ 
वास्ते बनाव परमार्थ यानी जीव के सच्चे कल्यान और उद्धार के 
सतगुरु और सतसंग और सत्त शब्द की जरूरत है। लेकिन प्रेम 
और शौक भी दरकार है और यह मन में पैदा होता है। इस वास्ते 
पहिले मन की गढ़त और सफाई चाहिये और यह सतगुरु की 
दया और सतसंग और शब्द के अभ्यास से हासिल होगी और 
फिर दिन दिन शौक और प्रेम बढ़ता जावेगा।। -- -- २३२ 
पाँचों तत्त्व जो रचना के कारण हैं, हर एक का मडल जुदा जुदा 
है, जेसे कि स्थूल तत्त्वों का यहाँ आँख से दीखता है। इसी तरह 
सूक्ष्म तत्त्वों का मंडल जुदा जुदा है। फिर दो भारी तत्त्व सुरत 
और शब्द जो कुल रचना के कारन और करता हैं, उनका भी 
मंडल जुदा जुदा है। सुरत तत्त्व पाँचों तत्व का कारन है और 
शब्द तत्त्व सुरत तत्त्व का कारन और कुल रचना का करतार है। 
और जीव, सुरत रूप है और शब्द की निज अंस और धार है। 
सो वह जब तक कि अपने कारज से यानी पाँच तत्त्व की रचना 
से न्यारी होकर अपने कारन के निज मंडल यानी शब्द भडार में 


| स्ूचीपत्र [११ | 


प्रकार सुरखी यानी खुलासा मजमून बचन 
चढ़ कर न पहुँचेगी, तब तक परम सुख को प्राप्त न होवेगी।। 
ह छ हि 


४४ हर कोई बड़े आदमी और ख़ास कर अपने प्यारे से एकान्त में 
मिलना और बात चीत करना चाहता है। इसी तरह सच्चे प्रेमी 
और परमाथी को सत सतगुरु और कुल मालिक से एकान्त में 
मिलने की अभिलाषा रख के संतों की जुगत के मुवाफिक्‌ जतन 
करना चाहिये।। - २४१ 


इस देह में नो दरवाजे हैं और उन में से हर दम मेल और 
गिलाज़त निकलती रहती है और इन्हीं द्वारों पर सुरत की धार 
उतर कर देह की कार्रवाई करती है। नापाक स्थान को कोई नहीं 
पसन्द करता। इस वास्ते पवित्र स्थान की तरफ जो घट में ऊचे 
की तरफ है, चलना शुरू करे तो एक दिन देह और इन्द्रियों और 
मन और माया के बंधनों से छुटकारा हो जावे और कुल मालिक 
के धाम में पहुँच कर परम आनन्द को प्राप्त होवे।। -- २४५ 


कुल जीवों के दिल में शोक देखने अच्छे रूप रंग और सुनने 
उम्दा बाजे और आवाज़ का रहता है और जब कही यह दोनों 
चीजें देखने और सुनने में आती हैं, वही मन फौरन लग जाता 
है और हाल यह है कि इस दुनिया के रूप रंग और आवाजें 
निहायत ओछे और कसीफ और नाशमान हैं और घट में ऊंची 
तरफ बहुत बढ़ कर और निहायत खूबी और नूरानियत के साथ 
रूप और आवाजें मौजूद हैं। इस वास्ते उनका देखना और 
सुनना भी जरूर चाहिये, खास कर जब कि उनकी तरफ 
तवज्जह करने से गहिरा आनद और रस मिलता है और सच्चा 
उद्धार और जनम मरन से निवृति और अमर आनन्द की प्राप्ति 
सहज में हो सकती है।। -- २५० 

दुनिया में जीव दो किस्म के काम कर रहे हैं, एक स्वार्थ, दूसरा 
परमार्थ। लेकिन असली परमार्थ की कार्रवाई से (जिससे सच्चा 
उद्धार मुमकिन है) बे-खबर हैं । यह राधास्वामी मत में जारी है। 
और सच्चे परमार्थी को थोड़े दिन अभ्यास करने से फायदा 
उसका मालूम हो सकता है और आखिर को परम धाम प्राप्त 


| १९]. प्रेमपत्रराधास्वमी चौथा भाग... २] प्रेम पत्र राधास्वामी चोथा भाग 


प्रकार सुरखी यानी खुलासा मजमून बचन 
होगा।। ¬ “२५५ 


जो कि इस दुनिया का सब सामान नाशमान है और यहाँ सुख 
कम और दुख ज़्यादा है और अखीर वक्त पर आँखों के मुकाम 
से सुरत का खिचाव होता है, इस वास्ते हर एक जीव को 
मुनासिब है कि इसी जिन्दगी में इस रास्ते पर चलने का अभ्यास 
शुरू कर दे तो अन्तर में दरजे-ब-दरजे विशेष सुख मिलेगा और 
तकलीफ और दुखों से, खास कर मौत के वकत, बचाव हो 
जावेगा । | --२६० 


ससार की दौलत और मान बडाई बगैर शोक और मेहनत और 
मशक्कत के हासिल नही होती और फिर भी वह नाशमान है। 
लेकिन जो कोई परमार्थ की दौलत और बडाई हासिल करे, वह 
हमेशा कायम रह सक्ती है और जिस कदर बाँटी जावे, उसी 
कदर बढ़ती है।। -- २६५ 


दुनिया में लोग नशा खाते और पीते हैं कि जिससे रज और 
तकलीफ न व्यापे और मज़ा और सरूर हासिल होवे। लेकिन 
उसके पीछे खुमार और सुस्ती और अक्सर बीमारी पैदा होती है। 
जो कोई घट में शब्द का अभ्यास करे, उसको ठहराऊ आनद 
सहज में प्राप्त हो सकता है और दुनिया के दुख और चिन्ता भी 
कम व्याप सकते हैं और आखिर को सच्चा उद्धार मुफ्त में हो 
जावेगा || -- २७० 


मनुष्य को अक्ल और समझ और ताकत मालिक ने दी है कि 
जिससे यह अपने और अपने मालिक के स्वरूप और धाम का 
पता और खोज लगा कर दर्शन कर सकता है और जो यह काम 
न किया जावेगा तो नर देही मुफ्त बरबाद जावेगी और जनम 
मरन और देहियों के दुख सुख से छुटकारा नही होगा।।- २७५ 
प्रीत और शोक से कुल कार्रवाई दुनिया की होती है, मगर यहाँ 
का सब सामान नाशमान है, इस वास्ते वह प्रीत भी जाती रहती 
है, लेकिन जो कोई मालिक के चरनों में प्रेम लावे, वह दिन दिन 
तरक्की पा कर एक दिन प्रेम भंडार में पहुँचा देगा और आइंदा 
को जनम मरन और देहियों के बधन से छुटकारा कर देगा | |--२८० 


| स्ूचीपत्र [५३ | 


प्रकार सुरखी यानी खुलासा मजमून बचन 


दुनिया में बहुत से लोग जवॉमर्दी और बहादुरी का काम वास्ते 
प्राप्ति धन और नामवरी के करते हैं, बल्कि जान तक दे देते हैं, 
पर उसका फायदा चंद रोज़ का है। लेकिन जो कोई मन और 
माया और काल और कर्म से लड़े, उसको सच्चे मालिक का 
धाम और चरनों में बासा मिल सकता है कि जहाँ अमर और 
परम आनंद प्राप्त होगा और जनम मरन का दुख और किसी 
किस्म का कष्ट और क्लेश नहीं है।। -- -- २८७ 


दुनिया के भारी काम और दुनियावी परमार्थ की कार्रवाई करके 
लोग चाहते हैं कि वह सब पर प्रकट होवे ताकि लोग उनकी और 
उन कामों की महिमा करें। लेकिन राधास्वामी मत के सतसगी 
जो कुछ सेवा और काम भक्ति के जाहिर में और भजन और 
ध्यान अन्तर में करते हैं, वे उन को गुप्त रखना चाहते हैं और 
प्रकट करने में डरते हैं कि उनका अकाज न हो जावे और सच्चे 
परमार्थ की कार्रवाई का गुप्त रहना ही मुनासिब है।। - २९२ 


दुनिया में जीव अनेक तरह के खौफ मान रहे हैं और अनेक तरह 
के शौक कर रहे हैं, लेकिन जिस के मन में सच्चे मालिक का 
खौफ और दर्शनों का शोक पैदा हुआ, वही सतगुरु से मिल कर 
एक दिन कुल मालिक के धाम में बासा पावेगा। बगैर सतगुरु के 
कोई माया के जाल से नहीं निकल सकता है।। -- -- ३०० 


जड़ पदार्थो में प्रीत करने से जड़ का सग मिलेगा और चैतन्य के 
सग से जो सत सतगुरु हैं, सच्चे मालिक का संग पावेगा | |--३०५ 


जीव बड़े ख़ूंखार और ख़तरनाक जानवरों को काबू में लाकर उन 
से अनेक तरह के काम लेते हैं लेकिन जो कोई मन और इद्रियों 
को अपने बस में लावे, वह परमार्थ का पूरा दरजा हासिल कर 
सकता है।। -- ३११ 


दुनिया में हर एक शख्स अपने जात पात हसब नसब और गुन 
और जौहर और धन और माल वगैरा का अहकार रखता है और 
अपने खानदानी रस्म और तरीके की मज़बूत पक्ष और बर्तावा 
करता है। लेकिन अफसोस है कि हरचद सत सतगुरु जीवों को 
पुकार कर कहते हैं कि तुम सत्त पुरुष राधास्वामी की अन्श यानी 


| १४]. प्रेमपत्रराधास्वमी चौथा भाग. ४ ] प्रेम पत्र राधास्वामी चौथा भाग 


प्रकार सुरखी यानी खुलासा मजमून बचन 


बालक हो और दयाल देश में तुम्हारा निज घर है, यहाँ ऐसी 
चाल चलो कि जिसमें जम की चोट न खानी पड़े और अपने 
पिता के दर्शन के वास्ते शौक के साथ जतन करते रहो ताकि 
एक दिन अपने धाम में पहुँच कर परम आनन्द को प्राप्त हो, पर 
जीव उनके बचन को बहुत कम मानते हैं, बल्कि उलटी उनकी 
निदा करते हैं और उन से दूर रह कर अपना अकाज करते हैं।। 

¬ ३१८ 
जो जीव दुनिया के सामान के वास्ते तड़प रहे हैं और अनेक 
तरह के जतन और मेहनत कर रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत ससारी 
सामान हासिल हो जाता है। इसी तरह से जो मालिक के दर्शन 
की विरह रखते हैं और उस के वास्ते जतन करते हैं, उनको भी 
सतगुरु द्वारा सत्त पुरुष के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं और यह 
काम ब-निसबत दुनिया के कामों के ज़्यादा जरूरी है।। - ३२६ 


बाहरमुख शब्द के वसीले से यह जीव देह, इंद्रिय और मन और 
भोगों के रस में बँध गया है और दुख सुख भोगता है। अब जो 
कोई अन्तर के शब्द में सतगुरु से भेद लेकर चित्त लगावे तो वह 
आहिस्ते आहिस्ते चढ़ कर एक दिन कुल मालिक के धाम में 
पहुँच कर परम आनन्द को प्राप्त हो सकता है।। -- -- ३३३ 


दुनिया के भोगां और पदार्थो के लिये हर कोई सच्ची दीनता और 
मेहनत और हुकम बरदारी करता है, लेकिन परमार्थ के हासिल 
करने के लिये ऐसी कार्रवाई मुश्किल है, पर सच्चे खोजी और 
दर्दी से बन पड़ेगी और वही सतगुरु के सतसंग और उपदेश से 
पूरा पूरा फायदा उठावेगा यानी मेहर और दया और नाम की 
बख्शिश उसको मिलेगी ।। ¬ ¬ ३३८ 


संसार में बाहर और अन्तरमुख करनी परमार्थ की, वास्ते हासिल 
करने अपने मत के सिद्धान्त के, बाजे लोग करते हैं और तन मन 
धन भी लगाते हैं बल्कि कोई कोई निहायत कष्ट धारन करते हैं, 
लेकिन पूरा कारज उनका नहीं बनता, पर जो कोई इसी कदर 
बल्कि थोड़ी उससे कम कार्रवाई सत सतगुरु के चरनों में करे 
तो उसको सच्चा परमार्थ हासिल होवे यानी अमर धाम में परम 


| स्ूचीपत्र [४५५ | 


प्रकार सुरखी यानी खुलासा मज़मून बचन 
आनन्द को प्राप्त होवे।। -- -- ३४५ 


कुल जीव मालिक को मान कर और अपने अपने मत के 
मुवाफिक उसका निश्चय करके थोड़ी बहुत कार्रवाई भी कर रहे 
हैं, पर हालत किसी की नहीं बदलती यानी मन के विकार दूर 
नहीं होते और प्रेम का रंग नहीं चढ़ता, लेकिन जो जीव कि सत 
सतगुरु का निश्चय करके उनके सतसंग और सरन में आये हैं, 
उनकी हालत भी आहिस्ते आहिस्ते बदलती जाती है और सच्चे 
मालिक राधास्वामी दयाल के चरनों की प्रीति और प्रतीत भी 
उनके मन में बढ़ती और मजबूत होती जाती है और जोकि यह 
हालत बिना सतसंग सतगुरु के हासिल नही हो सकती, इस 
वास्ते सब से पहिले खोज करके संत सतगुरु या उनकी संगत से 
मिलना चाहिये और उपदेश लेकर सुरत शब्द मार्ग का अभ्यास 
करना चाहिये।। “ ३५३ 


बहुत से लोग मुक्ति के वास्ते अनेक तरह के कर्म करते हैं और 
तन मन धन भी खर्च करते हैं, फिर भी सच्ची मुक्ति प्राप्त नहीं 
होती। लेकिन जो कोई सतों के बचन के मुवाफिक थोड़ी बहुत 
करनी करे तो वह अपनी मुक्ति होती हुई कोई दिन में अपनी 
आँख से देख कर निचिन्त हो जावेगा और अन्तर में दिन दिन 
आनद और सरूर बढ़ता जावेगा। -- ३६१ 


दुनिया में लोग अनेक प्रकार के बाजे बजाते हैं और उनके साथ 
गाते हैं और हर एक की आवाज़ सुहावनी और प्यारी लगती है 
और जब कई बाजे सुर मिला कर इकड़े बजाते हैं और गाना 
होता है, उस वक्‍त गहरा आनंद मालूम होता है। अब जो कोई 
अन्तर के बाजे और राग सुने, उसके आनन्द की सिफत क्या 
वर्णन की जावे। मन और सुरत दोनों लीन होकर ऊँचे की तरफ 
चढ़ेंगे और एक दिन महा आनन्द के भडार में पहुँच जावेगे। 

~ ¬ ३६६ 


राधारवामी दयाल की दया 


राधास्वामी सहाय 


प्रेस पत्र राधास्वासी 


चोथा भाग 


हित उपदेश 


उपदेश अनेक प्रकार से, वास्ते उलटाने 
और चढ़ाने मन और सुरत के, निज घट में, 
ऊँचे को यानी दसवे द्वार की तरफ, और 
फिर वहाँ से पहुँचाना सुरत का, निज घर 
यानी राधास्वामी धाम मे, इसी का नाम 
सच्चा और पूरा उद्धार है।। 


| २ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
प्रकार पाहिला 


सुरत और मन नो द्वारों के वसीले से जो 
पिंड में हैं, इस संसार में बर्त रहे हैं ओर यहाँ 
के भोगों का लुच्छ रस लेते हैं। उनको चाहिये 
कि दसवे द्वार की तरफ भी (जो घट में है) 
झाँक कर ऊँचे देश का विशेष आनन्द लेवें। । 


१ - सब जीव स्वाभाविक नौ द्वार में जो पिंड में हैं, 
बर्त रहे हैं और वह नौ द्वार यह हैं- दो आँखों के, दो 
कानों के, दो नाक के, एक मुख का, एक इन्द्री यानी 
पेशाब का मुकाम और एक पाखाने का मुकाम और 
इन्ही द्वारो पर धार आकर भोगों का रस लेती है।। 


२ - यह इच्द्रियो के भोग ऐसे जबर हैं कि सब जीव 
इन्ही के रस मे फेंस गये है, और उनसे छूटना निहायत 
कठिन हो गया है।। 


३ - कोई जीव एक या दो इन्द्रियों के रस मे ऐसे 
लिपट गये कि उसी में अपनी जान दे दी, और जरा 
भी सोच अपने जीव के कल्याण का या अपने कुटुम्ब 
परिवार के नफे और नुकसान का न किया और उसी 
बासना और भोग की आदत से नीचे के दरजो मे उतर 
गये जहाँ से फिर नर देही और ऊँचे दरजों में उलट 
कर आना निहायत मुश्किल हो गया।। 

४ - इच्द्रिय भोगों का रस लेना और उन्हीं की 
बासना चित्त में धरना, हमेशा सुरत और मन को नीचे 
और बाहर की तरफ बहाते हैं, और रफ्ते रफ्ते नीचे की 
_जोनों में बास देते हैं जहाँ से अपनी ताकत से कोई, 


| १]. चैथाभा....... [३] भाग 


जीव उलट कर नर देह में नहीं आ सकता, जब तक 
कि सत सतगुरु दया करके न निकालें।। 

५ - इस वास्ते कुल जीवों को मुनासिब है कि 
इन्द्रिय भोगों में एहतियात के साथ बर्ताव करें और कुल 
मालिक राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु की सरन 
लेकर अपने निज घर की सुध सम्हाले यानी जुगल 
दरियाफ्त करके रास्ता तै करना शुरू कर दे, तब कोई 
अर्से में जीव का कारज बनना मुमकिन है।। 


६ - रास्ता तै करने से मतलब यह है कि निज घर 
का भेद लेकर और सुरत शब्द मार्ग का उपदेश हासिल 
करके, शब्द और स्वरूप के आसरे मन और सुरत को 
अपने घट में दसवें द्वार की तरफ उलटाना और 
चढ़ाना शुरू करें, तब जिस कदर कुल मालिक 


राधास्वामी दयाल और सत सलगुरु की दया से अतर 
मे रस और आनन्द मिलता जावेगा, उसी कदर शोक 
के साथ चाल चलती जावेगी ।। 


७ - अंतर मे जो स्वरूप और शब्द का रस मिलना 
मुमकिन है वह स्वतन्त्र है, यानी अभ्यासी जब चाहे जब 
अपने अतर में झाक कर थोड़ा बहुत आनन्द ले सकता 
है और संसार के भोगों का रस परतन्त्र है यानी दूसरे 
के आधीन है क्योंकि जब तक धन खर्च करके वह 
विषय और भोग प्राप्त न होवे, तब तक उनका रस नहीं 
मिल सकता और धन हासिल करने के वास्ते पहिले 
मेहनत करनी पड़ेगी | | 


८ - इस वास्ते संत फरमाते हैं कि कुल जीवों को 
चाहे स्त्री होवे या पुरुष, अपनी सुरत, रूह, के कल्यान 
के वास्ते अपने घट में दसवें द्वार की तरफ उलटने | 


| ५ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
और चलने की जुगल सुरत शब्द मार्ग करके ज़रूर 
थोड़ा बहुत कमाना चाहिये यानी जिस कदर बन सके 
उसका अभ्यास नेम से हर रोज़ करना चाहिये तो भारी 
तकलीफ या खौफ या चिन्ता के वक्त और भी मौत के 
समय बहुत रफाहियत"” होगी यानी दुख सुख कम 
व्यापेगा और अंतरी सुख विशेष मिलेगा । | 


९ - सिवाय ऊपर के लिखे हुए फायदे के 
राधास्वामी मत के अभ्यासी को कुल मालिक का थोड़ा 
बहुत जलवा अंतर में नज़र आवेगा और उसकी दया 
और रक्षा के परचे मिलते जावेगे कि जिसके सबब से 
अभ्यासी की प्रीति ओर प्रतीत दिन दिन चरनों मे बढ़ती 
जावेगी और रफ्ता रफ्ता सुरत, तन मन से न्यारी 
होकर, कुल मालिक और सत सतगुरु की दया से एक 
दिन अपने निज घर मे पहुँच कर परम आनन्द को 
प्राप्त होगी और जो यह काम नहीं किया जावेगा तो मन 
और इन्द्रियो के साथ नीचे देश और जोनो में भरमती 
रहेगी । | 


१० - इस काम के करने के वास्ते यह जरूर नही 
है कि प्रेमी अभ्यासी अपना घरबार या रोज़गार छोड़े, 
बल्कि गृहस्थ मे रहकर सब काम दुनियादारी के 
ब-दस्तूर थोड़ी एहतियात और होशियारी के साथ करता 
रहे और राधास्वामी मत की जुगत का अभ्यास भी थोड़ा 
बहुत हर रोज़ करता रहे, तो दोनों काम यानी स्वार्थ 
और परमार्थ सहज मे बन जावेगे।। 


I | सहायता 
जे 


| २]. चैथाभा.... [६५] भाग 
प्रकार दूसरा 
चैतन्य को जड़ पदार्थों से मेल कम कर 
के विशेष चेलन्य और फिर महा विशेष चैतन्य 
से मिलने का जलन वास्ते अपनी लरक्की 
और सुख और आराम के जरूर करना 
चाहिये | | 


१ - दुनिया में हर एक शख्स अपने से बड़े 
आदमियो से, जेसे महाराजा राजा अमीर और सेठ 
साहूकार और विद्यावान और इुनरमद से मिलना चाहता 
है, और चाहे कुछ मतलब उनसे निकले या नही, सिर्फ 
उनसे मुलाकात या जान पहिचान करने में ही बहुत 
मगन होता है और जो कुछ इस काम मे धन खर्च पड़े 
उस को भी खुशी से खर्च करता है।। 


२ - और जो कोई अपने बराबर का है या अपने से 
कमतर है तो उससे मिलने के वास्ते कोई जतन नहीं 
करता, बल्कि जो वह आप ही इस शख्स से मिलने की 
ख्वाहिश करके इसके पास आवें तो भी उसके मिलने 
से ऐसा खुश नहीं होता जेसा कि अपने से बड़े 
आदमियो से। | 


३ - अब गौर का मुकाम है कि दुनिया के मतलब 
के वास्ते या सिर्फ मान बड़ाई के लिये दुनिया के बड़े 
आदमियो को तलाश करके उनसे मेल करें और परमार्थ 
के वास्ते निहायत नादान या अनपढ़ बसावली गुरुओं 
को अपना गुरु धारन करें और वास्ते अपने उद्धार के 

धातु या पाषाण की बनाई हुई मूर्तो को या दरियाओं 


| ६ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


और दरख्तो और जानवरों को जोकि मनुष्य से निहायत 
ओछे और छोटे यानी कम दरजे के हैं और जिनसे 
किसी किस्म का परमार्थी मतलब या काम नहीं निकल 
सकता, परमेश्वर मान कर पूजें।। 


४ - और यह जीव आप अपनी नज़र से देखते हैं 
कि मूरत के इष्ट वाले के कभी सशय और बिपर्जय दूर 
नहीं होते और मूर्त या तीर्थ और दरर्त वगैरा कोई 
सशय या भरम दूर करने की ताकत नही रखते और न 
कोई भेद और जुगत बता सकते हैं। । 


५ - फिर बड़े अफसोस का मुकाम है कि यह लोग 
सच्चे परमार्थ से ऐसे बे-खबर और बे-परवाह हैं कि चाहे 
कुछ फायदा होवे या नहीं, मूर्त और दरिया वगेरा की 
पूजा हरगिज़ नही छोड़ते और सच्चे परमार्थ का न तो 
उनके दिल में खोज है और न उसके जानने वाले की 
तलाश है, फिर ऐसे जीवों को क्या परमार्थी फायदा 
हासिल होवे और किस तरह उनकी आँख खुले । । 

६ - इन जीवों में जो कोई अधिकारी और सस्कारी 
है और बे-खबरी से आम जीवो के सग तीर्थ मूर्त और 
व्रत वगैरा में लग गये हैं उनके वास्ते संत यह बचन 
फरमाते है कि जब कोई ससारी काम बगैर अपने 
फायदे या नफे की जाँच किये हुए नही करते और 
अपने से छोटों से किसी किस्म की मदद लेना नहीं 
चाहते तो परमार्थ मे ऐसी गफलत और बे-परवाही केसे 
कर रहे हो कि बसावली या नादान गुरु से उपदेश लेते 
हो और तीर्थ और मूर्त वगेरा से आशा पापो के क्षय होने 
और मुक्ति की प्राप्ति की रखते हो, यह आशा तुम्हारी 

बिल्कुल झूठी और भरम है और लुम को आप अपनी 


| २]... चैथाभा...... [४ | भाग 


आँख से और थोड़ी बुद्धि की समझ से दिखाई देता है 
कि यह सब तुम्हारी किसी किस्म की मदद परमार्थी न 
लो यहाँ कर सकते हैं और न आगे करने की ताकत 
रखते हैं, फिर वृथा अपना वक्त और तन, मन, धन 
क्यों खर्च कर रहे हो? मुनासिब तो यह है कि सच्चे 
परमार्थ के भेदी और जानकार और अभ्यासी गुरू खोज 
कर उनकी सरन लो और जो वह उपदेश करें, उसके 
मुवाफिक कार्रवाई करो और वे सुरत शब्द मार्ग का 
उपदेश देंगे, और कुल मालिक सत्त पुरुष राधास्वामी 
दयाल का इष्ट बँधावेगे और घट में ही रास्ता और 
मंजिले लखावेंगे।। 


७ - जब ऐसे सच्चे गुरू ओर उनका सतसंग मिल 
जावे तब प्रीति प्रतीत के साथ उनका संग करो और 


उनकी जुगत की कमाई उमग के साथ घट में करते 
रहो । कोई दिन के अभ्यास में कुछ कैफियत अंतर में 
मालूम पड़ेगी और उनकी दया और मेहर की परख 
आवेगी तब प्रेम और शोक आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता 
जावेगा और दुनिया का परमार्थ बिल्कुल असार और 
ओछा नजर आवेगा और भोग विलास भी कुछ २ रूखे 
और फीके मालूम होवेंगे और देह और दुनिया से 
आहिस्ते आहिस्ते सिलसिला और बंधन ढीला होता 
जावेगा, यानी अपनी सच्ची मुक्ति होती हुई के निशान 
इसी जिन्दगी में कुछ २ नजर आवेगो, तब अपने भागों 
की सराहना करोगे और बे-शुमार शुकर बजा लाओगे 
कि भूल और भरम और धोखे से कैसे सहज में सलगुरु 
ने न्यारा किया और माया और काल के जाल से 
निकाला। | 


| ८ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


८ - इस वास्ते समझना चाहिये कि संत सलगुरु 
और साध गुरू ही इस ससार में सच्चे विशेष चैतन्य 
और जीवो के हितकारी है और कुल मालिक राधास्वामी 
दयाल महा विशेष चैतन्य हैं और उनका धाम और 
उसका रास्ता घट में है।। 


९ - जब तक कि कोई विशेष चैतन्य यानी सत 
सतगुरु अथवा साध गुरू से नही मिलेगा, और उनकी 
दया का बल लेकर अपने अतर में शाब्द का अभ्यास 
नही करेगा, तब तक महा विशेष चैतन्य यानी कुल 
मालिक राधास्वामी दयाल से उसका सिलसिला या 
तार नहीं लगेगा, और न उनके धाम मे उसको विश्राम 
मिलेगा । | 

१० - सत सतगुरु कुल मालिक के निज भेदी या 
निज पुत्र या निज मुसाहब हैं। जो कोई सच्चे मन से 
उनका खोज और तलाश करेगा, उसका वे अपनी दया 
से सयोग चरनो मे लगावेंगे और सतसंग और अभ्यास 
कराते हुए उसका परमाथी भाग जगावेंगे और एक दिन 
उसको धुर धाम में पहुँचा कर छोड़ेंगे | । 

११ - मालूम होवे कि सत सतगुरु का मार्ग और 
उनका सलसग सच्चा और पूरा है और जो कोई उसमें 
भाव और प्रेम के साथ शामिल होवे, उसको थोडे अर्से 
में जॉँच इस बात की और थोड़ी बहुत पहिचान सच्चे 
मालिक की हो सकती है, लेकिन मौज ऐसी है कि 
वास्ते छॉटने सच्चे परमार्थियो के ओर दूर रखने निपट 
ससारी और रोजगारी और अहकारी जीवो के, सत, 
अपनी और अपने सलसग की निन्दा कराते हैं। इस 
सबब से कोई जीव उनके सतसग में आसानी से 


| ३]. चैथाभा....... [९ भाग 


शामिल नहीं हो सकता, जब तक कि उसके दिल में 
सच्ची लाग सच्चे परमार्थ की न होवे। ऐसे 
अधिकारी जीव निन्दा का कुछ ख्याल नहीं करते, 
बल्कि उसका भेद दरियाफ़्त करके निन्दको को मूर्ख 
और नादान समझते हैं और शौक के साथ संतों का 
सलसग और उनके अभ्यास की कार्रवाई करते है और 
अतर और बाहर उनकी दया की परख करके प्रीति 
और प्रतीति चरनों में बढ़ाते हैं और फिर उन्ही का एक 
दिन सच्चा और पूरा उद्धार होवेगा।। 

१२ - बाकी जीव जो इत्तिफाक से कभी सलसग में 
आजावेगे तो बचन सुन कर और अपने मन में कायल 
होकर इस खौफ से कि शायद दुनिया उनसे न छूट 
जावे फिर सतसंग में सूरत नहीं दिखावेंगे, लेकिन 
इतनी ही कार्रवाई मे दया का बीजा उनके हृदय मे पड़ 
जावेगा और आइन्दा किसी वक्त पर अपना असर 
दिखावेगा | | 


प्रकार तीसरा 


अपने से ज्यादा बल्कि सब से ज्यादा जो 
ताकत वाला और समर्थ होवे यानी कुल 
मालिक, उसकी सरन लेकर और उसके 
निज भेदी जो सत सतगुरु हैं, उनसे मिल 
कर बैरियों को जो सबल और जबरदस्त हैं, 


| १5 ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


जीत कर निज घर में जाना चाहिये, लब 
अपना काम पूरा बनेगा।। 


१ - इस दुनिया में काल और कर्म और मन और 
माया और उनकी सेना काम, क्रोध, लोभ, मोह और 
अहंकार और दसो इन्द्रियां और ईर्षा विरोध और 
नामवरी की चाह वगैरा बडे बलवान है और हर एक 
जीव को इन में से एक एक अपनी तरफ खींच कर 
घुमाता है और दिन दिन माया के जाल में फॅसाता है।। 

२ - किसी की ताकत नही है कि इन जबरदस्तो से 
अपना पीछा छुड़ा सके या उनको नीचा डाले, यानी 
जब जब जिसका जोर होता है, उस वक्त जीव और 
उसका मन उसी का रूप होकर इस ससार मे बर्तता 
है। और जब कि मन और इन्द्रियों के भोग सन्मुख 
आवें, उस वक्त बिल्कुल होश नहीं रहता और उनमें 
बर्तने को बे-धड़क और बगैर सोच और विचार के तैयार 
होजाता है। | 


३ - सबब इसका यह है कि यह जीव या उस का 
मन पहिले ही से उन भोगों की चाह उठा कर अपने 
ख्याल और गुनावन में उसका थोड़ा बहुत रस लेता 
रहता है, और जब कि इत्तिफाक से वह भोग इसके 
सन्मुख आये तो उस वक्त बे-इख््तियार मगन होकर 
उनमे लिपटता है और मुनासिब और ना-मुनासिब का 
ख्याल जरा भी मन में नहीं लाता ।। 

४ - बाद बर्तने के अलबत्ता कोई २ जीव जो सच्चे 
परमाथी है, अपनी हालत पर अफसोस करते है और 
पछताते हैं और आइंदे को अपने बचाव के वास्ते दया 


| ३ ] चोथाभ [११ | भाग 


मागते है। लेकिन अर्से तक ऐसा हाल रहता है कि 
ब-सबब असली चाह या आशक्ति किसी खास खास 
भोगों के, यह मन जब जब वे भोग सन्मुख होते हैं, गुरू 
के बचन और अपने इरादे को भूल कर उन में लिप्त 
हो जाता है और फिर पछताता है और प्रार्थना करता 


है।। 


५ - कुल मालिक राधास्वामी दयाल और संत 
सतगुरु जीव के बचाने को हमेशा तैयार रहते हैं, 
लेकिन जब यह आपही भोगो की चाह उठा कर उनमें 
बर्तता है या बर्तने को तैयार हो जाता है, तब वे क्या 
करें क्योकि जबरदस्ती के साथ किसी का किसी काम 
से छुड़ाना मंजूर नही है।। 

६ - हाल यह है कि यह जीव जनमान जन्म और 
जुगान जुग से अपने निज घर को छोड़ कर ब्रह्म और 
माया के देश में, जहाँ कि अनेक तरह के भोग रचे इए 
हैं, आन कर फँस गया हैं और अनेक तरह की ससारी 
आसा मन मे उठाकर और बाहर से भोगों में बर्त कर 
खुश होता है और दिन दिन उन्हीं में लिपट कर 
गिरफ्तार होता जाता है।। 


७ - यह बासना और आसा जोकि ससारियों के 
सग से मजबूत हो गई है, यकायक नहीं छूट सकती 
है। इस वास्ते कोई अर्से सतसग अलर और बाहर का 
दरकार है, तब कुछ सफाई होवे यानी भोगों की चाह 
घटती जावे। | 


८ - जब तक अतर में कुछ सफाई न होगी यानी 
भोगों की चाह कम न होगी, तब तक गुरू के बचन के 
_ मुआफिक बर्तना कठिन होगा क्योकि बैरी बड़े ताकत | 


| १२ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


वाले हैं और जीव अपने बल से उनके साथ मुकाबला 
नहीं कर सकता । | 


९ - अब समझना चाहिये कि कुल मालिक सत्तपुरुष 
राधास्वामी सर्व समरथ और सब के करता धरता और 
हरता हैं और ब्रह्म और माया को त्रिलोकी का राज 
उन्होंने दिया है और सब रचना तीन लोक की इन 
दोनों की सुपुर्दगी में है।। 

१० - और सत सतगुरु खास अस कुल मालिक के 
है या उसके खास पुत्र या खास मुसाहब समझना 
चाहिये। उनको वही इख््तियार हासिल है जो कुल 
मालिक को यानी वे जो चाहें सो कर सकते हैं और 
चाहे जिस जीव को अपनी दया के बल से पार उतार 
सकते हैं। उन से भी कुल रचना पिंड और ब्रह्मांड की 
ऐसे ही डरती है जैसे कि कुल मालिक से।। 

११ - इस वास्ते जो कोई कि कुल मालिक 
राधास्वामी दयाल या उनके निज मुसाहब की सरन में 
आया, उस पर काल और कर्म और मन और माया 
वगैरा इस कदर जोर नही कर सकते जैसा कि आम 
जीवो पर, बल्कि उसको किसी कदर मदद देते हुए 
अपनी हद्द के पार पहुँचावेंगे।। 


१२ - अलबत्ता जिस कदर कि उसको पिछले कर्मों 
के मुवाफिक कर्जा या हिसाब ब्रह्म यानी काल पुरुष का 
देना है, वह साफ और बेबाक कराया जावेगा । मगर 
इस सफाई में भी सरन वाले जीवो पर खास दया की 
जावेगी ताकि उनके पिछले कर्मो का भार जल्द उतर 
जावे और प्रेम और भक्ति चरनों में बढ़ती जावे और 
आइन्दा करम न चडढ़ें।। 


| ३ ] चोथाभा ॥म[१३ | भाग 


१३ - मालूम होवे कि वास्ते लेने और दृढ़ करने 
सरन के प्रीति और प्रतीत का चरनों में पैदा होना जरूर 
है और यह प्रीति और प्रतीत अन्तर और बाहर सतसंग 
करके हासिल होवेगी। इस वास्ते कुल जीवों को जो 
राधास्वामी मत में शामिल होवे, चाहिये कि पहिले बाहर 
का और फिर अंतर का या दोनों बराबर, सतसग, चेत 
कर होशियारी के साथ करें, ताकि कोई सशय और 
भरम उनके चित्त में न रहे, नही तो प्रीति और प्रतीत 
मे खलल पडेगा और फिर सरन भी जैसी चाहिये वैसी 
मजबूत नहीं होगी ।। 


१४ - जो कोई जेसा तैसा नाता सत सतगुरु से 
जोड़ेगा उसको वे अपनी दया से एक दिन ज़रूर पार 
लगावेंगे यानी आहिस्ता २ चद जन्म में उसकी प्रीति 
और प्रतीत बढ़ा कर और मुनासिब और जरूरी करनी 
करवा कर निज धाम में बासा देंगे।। 

१५ - इस वास्ते जिन जीवों का रिश्ता सत सतगुरु 
या साध गुरू से लग गया है, उन्ही को बड़भागी 
समझना चाहिये ओर एक दिन वेही मन और माया और 
काल और कर्म के मस्तक पर चरन रख कर संतों के 
निज देश में पहुँचेगे क्योकि सत सतगुरु का सूत धुर 
मुकाम से लगा हुआ है और जो उनसे प्रीति करेगा 
उसका भी रिश्ता कुल मालिक के चरनों से जोड़ देंगे 
और जोकि वे सर्व समर्थ और कुल रचना के मालिक 
है, इस वास्ते कोई उनका हुक्म टाल नहीँ सकला ।। 

१६ - अब गौर करना चाहिये कि आया कुल जीवों 
को चाहे औरत होवे या मर्द, सत्तपुरुष राधास्वामी 

दयाल और उनके प्यारे सत सतगुरु की सरन जेसी 


| १४ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
बने तैसी लेना चाहिये या कि मन और माया और भोगों 
के जाल में फँसे रह कर चौरासी में भरमते रहें और 
बारम्बार देह धर कर दुख सुख और जनम मरन का 
कष्ट और कलेश भोगते रहें।। 


प्रकार चोथा 


सुरत अस को जो सत्त सिंध की बूँद है 
और इस ससार में देह और भोगों के साथ 
जो जड़ और असत्य हैं, भूल और भरम 
करके बध गई है, उसके निज भण्डार में 
पहुँचाने का जतन हर एक शख्स को चाहे 


औरत होवे या मर्द, करना चाहिये, नहीं तो 
जन्म मरन का कष्ट और देह के संग दुख 
सुख हमेशा सहना पड़ेगा ।। 


१ - कुल मालिक राधास्वामी दयाल सत्त सिध और 
परम आनन्द और महा चैतन्य स्वरूप अपार और अनत 
हैं और जीव यानी सुरत उनकी बूँद और अंस है और 
वह त्रिलोकी में उतर कर और काल और माया के 
जाल में फँस कर मन और इन्द्रियो और देह मे बॅध गई 
है और अनेक भोगों और पदार्थो और कुटुम्ब परिवार 
वगेरा मे आशक्त होकर दुख सुख सहती है और जोकि 
देह माया के मसाले की बनी हुई है और वह असल में 
गुबार रूप है और इस सबब से एक शकल में हमेशा 


| ४] चोथाभा [१५ | भाग 


ठहर नहीं सकती, इस वास्ते उसको बारम्बार देह 
बदलने से जनम मरन की तकलीफ उठानी पड़ती है। । 

२ - असल में सुरत, रूह, को जोकि मिस्ल अपने 
सिंध के सत्य और चैतन्य आनन्द स्वरूप है, कोई 
तकलीफ या दुख छू नही सकता यानी उस पर अपना 
असर पहुंचा नही सकता है, लेकिन ब-सबब बधन और 
आशक्ति के देह और कुटुम्ब परिवार और भोग वगेरा मे 
इसको सब तरह के कष्ट और कलेश और दुख सुख 
सहने पड़ते हैं, जेसा कि इसकी हालत जाग्रत और 
स्वप्न अवस्था के मिलान करने से जाहिर है यानी 
जाग्रत अवस्था में जो इसकी बैठक नेत्रो में हे और वहाँ 
बैठने से इसका सिलसिला देह और संसार के साथ 
पैदा होता है, तब इसको देह और दुनिया के दुख सुख 
और चिन्ता और फिकर व्यापते हैं और सुरत के नेत्रो 
के स्थान से सरकने पर यानी स्वप्न अवस्था में प्रवेशा 
करने पर कोई दुख सुख या चिन्ता और फिकर देह 
और दुनिया के नही व्यापते। इस सबब से जब तक कि 
अज्ञानता करके सुरत की आशक्ति ओर बधन दुनिया में 
रहेंगे और जब लक कि देह मे मन और इन्द्रिय के घाट 
पर बासा रहेगा, तब तक दुख का भोग यानी असर दूर 
नहीं हो सकता है।। 

३ - इस वास्ते सत सतगुरु जो कि कुल मालिक 
के धाम से आते हैं, दया करके जीवों को आम तौर पर 
समझाते हैं कि तुम्हारा निज घर सत्त पुरुष राधास्वामी 
धाम में है, और यह देश ब्रह्म और माया का है और 
यहाँ भूल और भरम और अज्ञानता का भारी जोर है 

और मन और माया की धारें मिस्ल काम,क्रोध, लोभ, 


| १६ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


मोह और अहंकार और दसो इन्द्रियों की हर वक्त बड़े 
ज़ोर से जारी हैं कि जो मन और सुरत को हर वक्त 
चंचल रखती है। इस सबब से झुकाव उनका बाहर की 
तरफ भोगों में जो कि जड़ पदार्थ हैं और कुटुम्ब 
परिवार वगैरा मे रहता है और कर्म के बस होकर 
बारम्बार दुख सुख सहना पड़ता है और एक दिन यानी 
मोल के वक्त जरूर सब का संग छूटेगा और उस वक्त 
भारी तकलीफ उठानी पड़ेगी और जो मन में देह और 
दुनिया की आशक्ति और बासना रही, तो फिर जन्म 
धारन करके वही दुख सुख भोगना पड़ेगा। इस वास्ते 
जो कोई इस कष्ट और कलेश से बचना चाहे, और 
अपने निज घर में जाकर परम और अमर आनन्द को 
प्राप्त होना चाहे, उसको चाहिये कि अपने निज घर 
और उसके रास्ते का भेद समझ कर यहाँ से चलने का 
जतन शुरू कर देवे तो एक दिन उसका सच्चा और 
पूरा छुटकारा काल और माया के जाल से हो जावेगा।। 


४ - और भी सन्त फरमाते है कि जो सुरत चैतन्य 
की धार है और पिंड में नेत्र के स्थान पर ठहरी हुई है, 
इस वास्ते जो अपने घर को उलटना चाहे तो उसी 
धार पर सवार होकर चलना शुरू करे, यानी जो उस 
धार के साथ धुन और आवाज हो रही है, उसको पकड 
के घर की तरफ चले। सिवाय इसके और कोई रास्ता 
निज घर मे जाने का रचा नहीं गया और कुल मालिक 
राधास्वामी दयाल की दया का बल लेकर इस रास्ते 
का तै करना मुमकिन है ।। 


५ - यह काम सब को, चाहे औरत होवे या मर्द, 
वास्ते अपने जीव के कल्यान के करना लाजिम और 


| ४ ] चोथाभ [१७ | भाग 


फर्ज है। लेकिन बगैर दया और मदद संत सतगुरु या 
साध गुरु के यह कार्रवाई किसी से बन नहीं सकती। 
इस वास्ते पहिले खोज संत सतगुरु का करना जरूर 
है। और जब भाग से वे या साध गुरू या कोई उनका 
सच्चा प्रेमी मिल जावे तो उनके साथ प्रीति भाव करना 
और उनके उपदेश के मुवाफिक नित्त अभ्यास करना 
चाहिये। | 


६ - संत सतगुरु का उपदेश सुरत शब्द के 
अभ्यास का है, और उसकी चाल नेत्र के स्थान से 
चलती है और धुर मुकाम तक रास्ते में कितनी ही 
मजिलें हैं और हर एक मुकाम का शब्द जुदा है सो यह 
सब भेद लेकर विरह और प्रेम अंग के साथ अभ्यास 
शुरू करना चाहिये।। 


७ - वास्ते दुरुस्ती से बनने अभ्यास के जीव को 
चाहिये कि ससार और उसके भोगों से किसी कदर 
बैराग चित्त मे लावे और चरनों में कुल मालिक 
राधास्वामी दयाल के अनुराग पैदा करे, और यह दोनों 
बाते सत सतगुरु के सतसंग और उनकी दया से प्राप्त 
होगी । इस वास्ते उनका सतसंग चेतकर यानी होशियारी 
और थोडा बहुत शौक के साथ करना चाहिये ।। 


८ - और अभ्यासी परमार्थी को इस बात का भी 
खयाल जरूर रखना चाहिये कि जितने भोग बिलास 
और पदार्थ ससार में हैं, वे सब नाशमान हैं और एक 
दिन उनको जरूर छोड़ना पड़ेगा, इस वास्ते उनमे 
बधन और आशक्ति, जरूरत और कार्रवाई के मुवाफिक 
करना चाहिये। ज्यादा आशक्ति अभ्यास मे विघ्न डालेगी 
और वक्त वक्‍त पर उसके सबब से दुख भी होवेगा।। 


| १८ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


९ - और यह भी खयाल रखना चाहिये कि सुरत, 
चैतन्य और आनन्द स्वरूप है और जितना सामान 
दुनिया का है, वह सब जड़ है। फिर इन दोनों का 
आपस मे असली मेल नहीं हो सकता । सिर्फ देह की 
सम्हाल और गुजारे के वास्ते इनसे किसी कदर मेल 
रखना जरूर है। बहुत आशक्ति अपने निज पद की 
तरफ से भूल और ससार में भरम पैदा करेगी और ऐसी 
कार्रवाई से दिन २ गफलत और अपने जीव के कल्यान 
की निसबल बे-परवाही बढ़ती जावेगी और नतीजा उसका 
यह होगा कि जीव भोगों की प्राप्ति के निमित्त उमर भर 
पचता और खपता रहेगा और इसी आसा और बासना 
के अनुसार बारम्बार देह धर कर दुख सुख भोगता 
रहेगा और जन्म मरन की फाँसी नहीं काटी जावेगी ।। 


१० - इस वास्ते हर एक जीव को, चाहे औरत होवे 
या मर्द, मुनासिब और लाजिम है कि अपने निज घर 
मे पहुँचने ओर अपने अशी यानी सिंध स्वरूप से मिलने 
का जतन सत सतगुरु की जुगल के मुवाफिक जरूर 
करे, तो एक दिन परम आनन्द को प्राप्त होगा और 
दुनिया और देह के बंधन से छुटकारा हो जावेगा।। 


११ - इस कार्रवाई से अभ्यासी को दुनिया में भी 
उसका दुख सुख कम व्यापेगा और आशक्ति भी उसमें 
आहिस्ते आहिस्ते कम होती जावेगी और अखौीर वक्त 
पर अपने निज घर की तरफ सुखाला जावेगा यानी 
दुनियादारो के मुवाफिक उसको तकलीफ न होवेगी, 
क्योकि वह जीते जी उस रास्ते को, जिस पर मौत के 
वक्त सब को जाना पड़ता है, थोड़ा बहुत साफ कर 

लेगा और अपने मालिक की दया और कुदरत को 


| ५] चोथाभा ([₹ | भाग 


अतर मे परख लेगा और अखीर वक्‍त पर वह दया उस 
पर विशेष होवेगी और सत सतगुरु का दर्शन मिलेगा, 
यानी वे आप प्रकट होकर अभ्यासी की सुरत को अपनी 
गोद मे बैठा कर ऊँचे और सुख स्थान में पहुँचा कर 
बासा देवेंगे। | 


प्रकार पाँचवाँ 
सुजाती यानी उत्तम को कुजाती यानी 
नीच से हट कर अपने हम-जोहर यानी महा 
उत्तम से मिलना चाहिये।। 


१ - मालूम होवे कि सुरत जो ऊँचे से ऊँचे और 
कुल मालिक के देश की बासी है, वहाँ से उतर कर 
यहाँ देह मे मन और इन्द्रियों का सग करके भोगो और 
पदार्थो और कुटुम्ब परिवार मे बॅँध गई हे और असल 
में इसका वही जौहर है जो कुल मालिक का जौहर है 
यानी यह उसी की जात है लेकिन यहाँ अपने से 
कमलर दरजे के जीवो में और जड़ पदार्थों के साथ 
नाता जोड कर उनकी और अपने मन और देह की 
हालत बदलने मे दुखी सुखी होती है और अक्सर वक्तो 
पर निहायत दरजे की तकलीफ सहती है और यह 
नतीजा? इसको गैर-जिन्सो से मेल करने के सबब से 
मिला ।। 


२ - मुनासिब तो यह था कि इस सुरत यानी जीव 
को शुरू में वक्‍त सम्हालने होश के, ऐसी समझौती दी 
१-फल ़्खञखऋ़ 


| २ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 

जाती कि इस दुनिया मे और जीवो और भोगों और 
पदार्थो के साथ जरूरत के मुवाफिक यानी देह और 
गृहस्थ के गुजारे के मुवाफिक मेल और बर्ताव करे, 
और इसको पता और भेद उसके निज घर का, और 
भी इसके सच्चे माता पिता कुल मालिक राधास्वामी 
दयाल का, दिया जाता और जुगत चलने की समझाई 
जाती कि जिसके मुवाफिक यह उलटने का मजबूत 
इरादा करके थोड़ा बहुत चलना शुरू कर देता तो 
अपने मालिक की गति और ताकत और दया को अतर 
मे थोड़ा बहुत देख कर माया के जाल मे न फॅंसता और 
अनमेल पदार्थो में आशक्ति करके उनकी हानि लाभ में 
विशेष दुख सुख न भोगता | | 

३ - लेकिन इस दुनिया में किसी को खोज अपने 
निज घर और सच्चे करतार का नहीं है या बहुत कम 
है क्योकि आम तौर पर सब जीव दुनिया के, विद्या 
पढ़ने या पेशा सीखने और सामान के जमा करने में 
अपना वक्त खर्च करते नज़र आते है और कोई भी यह 
बाल दरियाफ्त नहीं करता कि (१) - मैं कोन हूँ, 
(२) - कहाँ से आया हूँ, (३) - कौन मेरा मालिक और 
करतार है, (४) - यह कौन देश है और (५) - यहाँ 
किस तरह से बर्तावा और क्या कार्रवाई करना चाहिये 
कि जिससे यहाँ और बाद छोड़ने देह और इस देश के, 
सुख मिले और बारम्बार जन्मने और मरने से बचाव हो 
जावे। | 

४ - इस सबब से दुनिया में भूल और भर्म और 
काल और कर्म का जोर भारी रहता है और कसरत से 
जीव दुखी रहते है और उस दुख मे कोई उनका सच्चा 
सहाई और मददगार नहीं हो सकता ।। 


| ५] चोथाभा [२ | भाग 


५ - इस वास्ते सत सतगुरु दया करके फरमाते हैं 
कि सब जीवों को अपने निज घर का भेद लेकर और 
कुल मालिक राधास्वामी दयाल की सरन दूढ़ करके 
थोड़ा बहुत चलना, उस तरफ को, ज़रूर और मुनासिब 
है और सब जीवों को जानना चाहिये कि वे कुल 
मालिक राधास्वामी दयाल की अस हैं और निज देशा 
उनका पिंड और ब्रह्मांड के पार है और उसी को 
दयाल देश अथवा सत्त पुरुष राधास्वामी धाम कहते हैं, 
वहीं से आदि में सुरत की धार उतर कर पहिले ब्रह्मांड 
में और फिर पिंड में आकर ठहरी है और यहाँ अनेक 
इद्रियों के विषयों का भोग करके और उनके रस की 
चाट पाकर बॅँध गई है। सो जब तक कि भेद अपने 
निज घर और रास्ते का मालूम न होगा और जुगल 
चलने की दरियाफ्त करके उस रास्ते को तै करना 
शुरू न किया जावेगा, तब तक माया के जाल और 
देहियों के बंधन से छुटकारा मुमकिन नहीं है और न 
निज घर अथवा परम पद की प्राप्ति मुमकिन है जोकि 
हमेशा एक-रस कायम रहता है और सर्व सुख का 
भडार है। । 

६ - यह भेद और जुगल चलने की संत सतगुरु 
और उनकी संगत से मालूम हो सकती है। इस वास्ते 
हर एक जीव को मुनासिब है कि तलाश करके उनसे 
मिले ओर सतसग और सेवा करके उनकी दया हासिल 
करे और उपदेश लेकर अभ्यास जिस कदर बन सके, 
शुरू करदे और अपना इरादा राधास्वामी धाम में 
पहुँचने का मजबूत बाँधे, तो मेहर और दया से उसका 
आहिस्ते आहिस्ते काम बनता जावेगा और एक दिन 


| ३२ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


गोर-जिन्स की रचना के देश से हट कर अपने सच्चे 
माता पिता के धाम में बासा पावेगा। | 


७ - जो सत सतगुरु से जल्दी मेला न होवे तो जो 
कोई उनका मेली और प्रेमी सलसगी मिल जावे, तो 
उससे भेद और जुगत दरियाफ्त करके वक्त के सत 
सतगुरु की दया के आसरे कार्रवाई शुरू कर देना 
मुनासिब होगा और जो शौक सच्चा और पूरा होगा तो 
मौज से किसी वक्त में उनसे भी मेला हो जावेगा या वे 
अपनी दया से उसको वहीं अतर में दर्शन देकर अपने 
चरनो का प्रेम बख्शैगे और जिस तरह मुनासिब होगा 
उसकी सम्हाल करेंगे ।। 


= - सब जीवों पर फर्ज है कि जो सवाल तीसरी 
दफा मे लिखे है, उनका जवाब यानी उनके मुवाफिक 


भेद सन्त मत का दरियाफ्त करके खोज सत सतगुरु 
और उनकी संगत का लगाते रहें और जहाँ और जब 
पता मिल जावे, तब उनसे मिल कर जिस कदर करनी 
सुनासिब होवे और बन सके, शुरू कर दें। | 

९ - जो कि सुरत ऊंचे से ऊँचे देश की बासी और 
इसकी जाल यानी जौहर ऐन कुल मालिक की जात या 
जौहर के मुवाफिक है, इस वास्ते इस को लाज़िम और 
मुनासिब है कि अपने असल की तरफ रुजू करे और 
गैर जात और गैर-जिन्स से, जो कि अपने से निहायत 
नीचे दरजे की रचना में दाखिल है, सिवाय जरूरत 
मात्र के मेल और मुहब्बत न करे, नहीं तो सग दोष 
करके इसका उतार नीचे के दरजो में होता चला 
जावेगा और दिन दिन इसकी चैतन्यता घटती जावेगी 

और निज घर दूर होता जावेगा और उसी कदर दुख 


| ५]... चैथाभा... [२३ | भाग 


ज्यादा और जन्म मरन जल्द जल्द भोगना पड़ेगा और 
जो अपने असल की तरफ रुजू करेगी तो कुल मालिक 
राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु की मेहर से आहिस्ता 
आहिस्ता ऊँचा और विशेष सुख का स्थान मिलता 
जावेगा, आखिर को निज धाम मे पहुँच कर अमर 
आनन्द को प्राप्त होगी ।। 


१० - दुनिया में भी दस्तूर है कि हर एक अपनी 
जात वालो से मेल रखता है और अपने से ऊँचे दरजे 
वालों से मिलने की ख्वाहिश उठा कर उसके पूरे होने 
के निमित्त जतन करता है और खर्च करने को भी ख़ुशी 
से तैयार होता है लेकिन अपने से कम जात या नीचे 
दरजे वालो से मिलना और उनके सग बैठना उठना 
और खाना पीना और शादी व्योहार वगेरा कोई नही 


मजूर करता, फिर किस कदर अफसोस और ताज्जुब 
की बाल है कि सुरत जो कुल मालिक की अंश यानी 
बच्चा है, वह इस नाकिस देश यानी मृत्यु लोक में 
निहायत ओछे जीवों और जड़ पदार्थो से मेल और 
मुहब्बत करे और उनके सग नित्त दुख और तकलीफ 
उठावे और अपना दरजा ज्यादा से ज्यादा घटाना 
मजूर करे और अपने निज घर और सच्चे माता पिता 
कुल मालिक को इस कदर भूल जावे कि उसका कभी 
ख्याल भी न करे, और जो कोई याद दिलावे, उससे 
इज्जत और तकरार करने को तैयार होवे और मूर्खता 
की हठ करके बचन न माने। यह भारी भूल और भरम 
जैसा कि ऊपर लिखा गया है, सिर्फ सत सतगुरु के 
बचन और बानी सुन कर और उनका सतसंग और 
सेवा करके दूर हो सकते हैं।। 


ने ने नेः नः नेः 


| २४ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
प्रकार छटवाँ 
कुटुम्बी मौल के वक्त मालिक के नाम की 
याद दिलाते हैं, लेकिन जब कि उमर भर 
धन और स्त्री वगेरा में फंसे रहे, तो उस वक्त 
मालिक का नाम कैसे याद आ सकता हे, 
इस वास्ते जीते जी मालिक का नाम लेना 
और उसके चरनों मे प्रीति ओर प्रतीत बढ़ाना 
मुनासिब है।। 

१ - सब मुल्कों में और सब कोमों में दस्तूर है कि 
मौत के वक्त कुटुम्बी और दोस्त आशना और पुरोहित 
और पंडित और भेष और पादरी और मौलवी जो 
मौजूद होवें, सब मिल कर मरने वाले से यही कहते हैं 
कि अब कुटुम्ब परिवार और धन माल का मोह छोड़ 
कर अपना चित्त मालिक के चरनो मे लगाओ और नाम 
लो और साफ यह कहते है कि इस वक्त हमारी तरफ 
लवज्जह मत करो । इससे साफ जाहिर है कि अखीर 
वक्त का सहाई और मददगार सिवाय मालिक के और 
कोई नहीं समझा जाता है और दुनिया और दुनियादारो 
की तरफ अखीर वक्त पर तवज्जह लाने से मरने वाले 
का बहुल नुकसान होता है।। 

२ - लेकिन गौर का मुकाम है कि जो कोई उमर 
भर कुटुम्ब परिवार और धन माल का सग और उन्हीं 
मे प्रीति करता रहा, तब अरखीर वक्त पर जब कि अग 
अग और रग रग मे से जान निकल कर ऊपर यानी 
| सिर की तरफ ख्विचेगी, किस तरह सब का मोह | 


| ६ ].. चैथाभाग...... [२५ | भाग 
यकायक छूट कर मालिक के चरनों में भाव और प्यार 
पैदा हो सकता है। जाहिर है कि मरने वाला, मुवाफिक 
कहने सब लोगों के, जो किसी कदर होश रहा तो नाम 
लेता है, लेकिन दिल पर उसके दुनिया और देह और 
कुटुम्ब परिवार के छोड़ने का सख्त सदमा गुजरता है 
जिस का हाल और कोई नहीं जान सकला ।। 


३ - इस वास्ते सन्त फरमाते हैं कि हर एक शख्स 
को, चाहे औरत होवे या मर्द, अपने जीव के कल्यान के 
वास्ते लाजिम और फर्ज है कि अपनी जिन्दगी में बाद 
होश सम्हालने के जिस कदर जल्दी मुमकिन होवे, 
सच्चे कुल मालिक का पता और भेद घट में दरियाफ्त 
करके उसके चरनो में थोड़ी बहुत प्रीति करना शुरू 
करे और अभ्यास सुरत शब्द मार्ग का जोकि राधास्वामी 


दयाल ने उपदेश किया है और जोकि हर एक से यानी 
औरत और मर्द, लड़के जवान और बूढ़े से, आसानी से 
और बे-ख़तरे बन सकता है, थोड़ा बहुत जारी करदे, 
तो वक्त किसी तकलीफ के, जीते जी इस देह में, और 
भी मरने के वक्त, उसको अपनी सहायता होती हुई 
मालूम पड़ेगी और प्रीति और प्रतीत चरनो में बढ़ती 
जावेगी और मौल का कष्ट और क्लेश नही व्यापेगा, 
क्योंकि यह अभ्यास रूह या सुरत के ऊपर की तरफ 
चढ़ाने का है, जैसे कि मरते वक्त खिंचाव होता है, सो 
जो कोई इस काम को जीते जी शुरू कर देगा, उसको 
अखौीर वक्त पर जब कि कुदरती खिंचाव होगा, अपने 
अभ्यास मे बहुत मदद मिलेगी और मालिक की दया 
का जलवा या प्रकाश अलर में नज़र पड़ेगा कि जिसके 
सबब से रूह या सुरत मगन होकर उमंग के साथ घट 


| ऋ |] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 

में चढ़ेगी और सहज में बे-तकलीफ देह को छोड़ 
देगी । | 

४ - मालूम होवे कि कुल मालिक राधास्वामी दयाल 
और उनके भेजे हुए सन्तो ने जो अभ्यास जारी फरमाया, 
उसका मतलब यही है कि जैसे सुरत, रूह, मरने के 
वक्त अग अंग से खिच कर मस्तक की तरफ चलती 
और चढ़ती है और जब पुतली आख की चढ़ जाती है 
या उलट जाती है, उस वक्त देह का त्याग हो जाता है, 
सो उसी तरह अभ्यास करके खिचाव और सिमटाव 
और चढ़ाव सुरत का आहिस्ते आहिस्ते रोजमर्रा होता 
जाता है, और जिस कदर यह कार्रवाई दुरुस्त बनती 
जाती है उसी कदर सुरत के सिमटाव और चढ़ाई का 
रस और आनद अतर में मिलता जाता है और स्वरूप 
और प्रकाशा का दर्शन करके और शब्द की धुन सुन 
कर शोक बढ़ता जाता है ओर सुरत, रूह, मगन होकर 
ज्यादा से ज्यादा चढ़ाई चाहती रहती है और जोकि 
मौल के वक्त यह चढ़ाई और खिचाव कुदरती तौर पर 
ज़ोर के साथ होवेगा, इस वास्ते सुरत को उस वक्त 
गहरी मदद वास्ते चढ़ाई के मिलेगी और कुल मालिक 
राधास्वामी दयाल अपने निज स्वरूप यानी शब्द रूप 
से और सतगुरु दीन दयाल अपने सूक्ष्म स्वरूप से 
दर्शन देकर सुरत को निहायत प्यार से अपनी गोद में 
बैठा कर ऊँचे और सुख स्थान में लेजा कर बासा 
देवेगे । । 


५ - जाहिर है कि सुरत का बधन देह और दुनिया 
और उसके सामान और भोग बिलास मे दुनियादारो के 
संग के सबब से हुआ है और जो यही संग उमर भर 


| ६ ].... चैथाभा..... [२७ | भाग 


रहा तो यह बधन बहुत मजबूत हो जावेगा कि जिसका 
तोड़ना या छोड़ना अखीर वक्त पर निहायत मुशकिल 
होगा और जो कि काल सब बंधनों को तोड़ कर सुरत 
को देह में से निकालेगा, उस वक्त भारी तकलीफ अंदर 
मे मरने वालों को मालूम पड़ेगी। इस वास्ते मुनासिब है 
कि जैसे और काम दुनिया के किये जाते हैं, ऐसे ही 
थोड़ा सा काम परमार्थ का भी सग २ किया जावे कि 
जिससे ससारी बंधन थोड़े बहुत ढीले होते रहें और 
मालिक के चरनों में प्रीति और प्रतीत पैदा होकर 
आहिस्ते आहिस्ते बढ़ती जावे तो अखीर वक्त पर मौत 
का कष्ट और कलेश कम व्यापेगा या बिल्कुल नहीं 
मालूम होवेगा और बजाय उसके अंतर मे किसी कदर 
रस और आनन्द मिलेगा और आइन्दे को सुख स्थान 
में बासा पावेगा। | 


६ - जबकि यह बात साबित है कि भारी दुख और 
तकलीफ और चिन्ता और भी मौल के वक्त कोई शख्स 
किसी का सहाई और मददगार नही हो सकता, फिर 
जीवो को लाज़िम पड़ा कि जीते जी सच्चे सहाई और 
मददगार का खोज करके उसका सच्चा और पूरा 
आसरा और भरोसा धारण करें, और ऐसा सच्चा और 
पूरा सहाई और मददगार सिवाय कुल मालिक 
राधास्वामी दयाल के दूसरा नहीं हो सकता, इस वास्ते 
उनके धाम और चरनो का भेद लेकर जो जुगत चलने 
को उन्होंने बताई है, उसका साधन शुरू करके उनके 
चरनो की सरन मजबूत करें तो जीते जी उनकी दया 
की नज़र और परख आवेगी ओर फिर प्रीति और प्रतीत 
भी बढ़ती जावेगी, इस तरह कारज जीव का दुरुस्त 
बन जावेगा ।। 


| २८ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


७ - अकलमंद और विचारवान जीवो को मुनासिब 
है कि जो काम उनको अखीर में करना पड़ेगा, उसको 
पहिले ही से आहिस्ते आहिस्ते करना शुरू करें यानी 
जैसे उनके कुटुम्बी उनसे अखीर वक्त पर अपना मोह 
तोड़ते हैं और उनसे भी मोह तोड़ने को कहते हैं और 
यह समझौती देते हैं कि अब मालिक के चरनों में चित्त 
लगाओ, तो चाहिये कि पहिले ही से एहतियाल करें कि 
गहरा बधन किसी में न होवे और मालिक के चरनों में 
थोड़ा बहुत प्यार और भाव पैदा करके उसको आहिस्ते 
आहिस्ते बढ़ाते जावें तो तकलीफ से बचाव मुमकिन है 
और जो ऐसा नही करेंगे तो अखीर वक्त पर भारी 
सदमा और झटका सहना पड़ेगा और अपनी जिन्दगी 
के स्वभाव और बासना के मुवाफिक फिर देह धारन 
करके और उन्ही बधनों में गिरफ्तार होकर बारम्बार 
उसी किस्म के दुख और तकलीफे सहनी पड़ेगी । | 

८ - यह दुख और तकलीफ सिफ सन्तों के 
सलसग और उनकी बानी के समझ समझ कर पाठ 
करने से, और भी उनकी जुगती के अभ्यास से दूर हो 
सकती हैं। इस वास्ते हर एक को जो अपना बचाव 
और आराम चाहे, राधास्वामी दयाल के सलसग में जहाँ 
सुरत शाब्द मार्ग का अभ्यास इस वक्त में जारी है, 
शामिल होकर अपने जीव के कल्यान के वास्ते कार्रवाई 
करना चाहिये। पिछले सतो के घराने मे सिवाय जाहिरी 
पूजा और पाठ के कोई अतर की कार्रवाई जारी नही 
है ओर न उसके भेद और अभ्यास की जुगती से कोई 
वाकिफ नज़र आता है।। 


| ७ ]... चैथाभा... [२६ | भाग 
प्रकार सातवाँ 

दुनिया के सब आसरे जिनको तुमने दृढ़ 
करके पकड़ा है, नाशमान और झूठे हैं। इस 
वास्ते सच्चे और पूरे और सर्व समर्थ का 
आसरा लेना चाहिये कि जो हर वक्त अंग 
सग रह कर सहायता और मदद कर सकता 
है और दुनिया के आसरे अक्सर वक्त ज़रूरत 
के दगा देने वाले हैं।। 


१ - दुनिया में हर एक शख्स किसी न किसी 
दुनिया के सामान या चीज़ का या किसी दूसरे जीवों 


का सहारा लेकर अपने मन में आशा बाधिता है कि वह 
वक्त जरूरत के काम आवेगे, जेसे अपने गुण ओर बल 
और हुकूमत का या धन और माल और असबाब और 
जायदाद और हथियारों और औजारो वगैरा का और 
जात पाँत का या किसी दोस्त और मेली हाकिम या 
साहूकार या हकीम और वैद्य और वकील का और 
औलाद और कुटुम्बी और रिश्तेदारों और बिरादरी का 
सहारा और भरोसा हर एक के मन में बना रहता है 
लेकिन यह सब आसरे अक्सर वक्तो में कुछ भी काम 
नहीं देते या दगा दे जाते हैं और खास कर सरबत 
बीमारी और भारी सदमे और मौल के वक्त तो इनमें से 
कोई भी किसी तरह की मदद और सहायता नही कर 
सकता है। । 


२ - यह सब दुनिया के सहारे आजी यानी नाशमान 
हैं और हरचन्द बहुत से दुनिया के छोटे कामों में किसी | 


| ३ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


कदर काम आते हैं, लेकिन वक्त सरबत मुसीबत के 
सिवाय कुल मालिक और सन्त सतगुरु के और कोई 
सच्ची और पूरी सहायता नहीं कर सकता ॥।। 


३ - हाल यह है कि कुल मालिक राधास्वामी दयाल 
का तर्त और सिंहासन हर एक जीव के निज घट में 
मौजूद है और जो जीव सन्त सतगुरु का उपदेश लेकर 
और मालिक का भेद मालूम करके उसके चरनो में 
अपने अतर मे प्रार्थना करता है और सुरत शब्द जोग 
का अभ्यास करके और थोड़ा बहुत सिमट कर और 
ऊंचे की तरफ चढ़ कर नित्त चरनों का स्पर्श करता है, 
वह वक्त मुसीबत के जब अपने मन और सुरत को 
अलर में मामूल के मुवाफिक लगाकर चरनों में, 
राधास्वामी दयाल के, प्रार्थना करेगा तो जरूर उसको 
थोड़ी बहुत शान्ति आवेगी और फिर वही जलन चद 
बार करने से ज़्यादा सहारा अतर में मिल सकता है।। 


४ - इसी तरह जिस किसी को भाग से सत 
सतगुरु मिल गये हैं ओर वह जब उनके सन्मुख जाकर 
अपनी खास तकलीफ या मुसीबत का हाल अर्ज करे 
या यह कि मन ही मन में अर्ज करे और बाहर कुछ न 
बोले तो उनके दर्शन और बचन और चरन स्पर्श से 
इसको किसी कदर सहारा और शान्ति हासिल हो 
सकती है और इसी तरह दूरी की हालत में उनकी 
बानी और बचन मुनासिब वक्त के पढ़ने और गोर करके 
समझने से भी किसी कदर सहारा और मदद मिल 
सकती है।। 


५ - लेकिन इस बात का ख्याल रखना चाहिये कि 
जो जीव कुल मालिक राधास्वामी दयाल और संत 


| ७ ].. चैथाभा.... [३१ | भाग 

सतगुरु की सरन में आये हैं ओर जिनको उन्होंने दया 
करके अपनाया है तो जो कुछ कि हालत ऐसे जीवों पर 
सख्ती और नरमी और आराम और तकलीफ वगेरा की 
गुजरती है, वह मौज से पैदा होती है और वे उस 
हालत से अपने जीव के किसी वक्त बे-खबर नहीं हैं। 
फिर जब तक ऐसी हालत रखनी मजूर है या जेसी 
मौज उस जीव की निसबल हो रही है, उसी में उसका 
फायदा और भलाई है और चाहे प्रार्थना करने या अर्ज 
हाल करने से या और किस्म के इलाज मुआलजा 
करने से थोड़ा बहुत इफाका और सहारा मिल जावे, 
पर जब लक कि वह मौज नही बदलेगी तब लक पूरा 
फायदा और सहारा नहीं मिलेगा | | 


६ - कुल मालिक राधास्वामी दयाल और संत 


सतगुरु जब कभी अपने भक्तों पर उनके परमार्थी 
फायदे की नजर से कोई तकलीफ खास भेजते है, तब 
भी उसमें दया का हाथ संग रहता है यानी उन जीवों 
को ऐसी सख्त तकलीफ नही होगी कि जिससे वे घबरा 
कर व्याकुल और निरास हो जावे और कुछ भी अपना 
मामूली परमार्थी काम न कर सके, सिवाय उस हालत 
के कि जब उनका अखीर वक्त आ पहुँचा है, उस वक्त 
अल्बत्ता बीमार की ख्वाहिश के मुवाफिक पूरा सहारा 
नही मिलेगा यानी तकलीफ और बीमारी वगैरा दूर नही 
होगी । पर उसका असर कम व्यापेगा और अखीर वक्त 
पर अंतर में मदद और सहारा पूरा मिलेगा ।। 

७ - मालूम होवे कि दुनिया के कामों में कायदे और 
दस्तूर के मुवाफिक तदबीर करना और जिसकी मार्फत 
कोई कारज सिद्ध होवे, उससे मदद चाहना, हर हाल 


| ३२ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


मे जरूर है लेकिन परमाथी शख्स को चाहिये कि हमेशा 
मौज को निहारता रहे और जो कि राधास्वामी दयाल 
कुल के प्रेरक हैं तो कोई काम बिना उनकी प्रेरना और 
दया के न तो अपनी तदबीर से दुरुस्त हो सकता है 
और न दूसरे से जैसी मदद चाहिये, मिल सकती है। 
इस वास्ते परमार्थी को हमेशा अतर में दया और मौज 
का आसरा और भरोसा रखना मुनासिब है और जाहिर 
मे तदबीर मुनासिब, और भी दूसरे शख्सों की मदद, से 
कार्रवाई करना चाहिये। इस तरह से जो कोई परमार्थी 
शख्स बर्ताव करेगा, उसको कभी रज नहीं होगा 
क्योंकि वह किसी काम मे सिवाय मालिक की दया के 
दूसरे का आसरा अपने मन में नही बाँधेगा और जब 
कभी कोई काम मर्जी के मुवाफिक दुरुस्त न होगा, तब 
किसी की शिकायत या किसीसे गुस्सा नही करेगा, 
अपने मालिक की मौज समझ कर उसके साथ जिस 
कदर बनेगा, मुवाफिकत करेगा ।। 

८ - कुल मालिक राधास्वामी दयाल अपने सच्चे 
भक्तो की हर तरह से सम्हाल फरमाते है ओर जो काम 
उनके संसारी और परमार्थी दर-पेशा होवें, उनमें जो 
दया और मदद दरकार होवे, करते रहते हैं यानी अपने 
भक्त के काम वक्त मुनासिब पर आप पूरे करते हैं या 
जिस जीव से बतौर औजार के उनका कराना मुनासिब 
है, उस को प्रेर कर वह काम फौरन दुरुस्त कराते हैं। 
इस वास्ते सच्चे परमार्थी को हर हाल में उनकी दया 
और मौज का भरोसा दूढ़ रखना चाहिये और जाहिर में 
जो कार्रवाई मुनासिब या जरूरी मालूम पड़े, वह भी 
दस्तूर के मुवाफिक करना चाहिये ।। 


| ७]... चैथाभा.... [३३ | भाग 

९ - जो कि मालिक की मौज ऐसी हे कि वह 
अपनी दया और मोज की कार्रवाई गुप्त रखना चाहता 
है, इस वास्ते सच्चे परमार्थी को लाजिम है कि जो दया 
उस पर होवे या जो काम उसकी मौज और दया के 
आसरे दुरुस्ती से अजाम पावें, उनका जिक्र खोल कर 
किसी के सामने न करे और अपने मन ही मन में शुक्र 
अदा करे । अलबत्ता किसी खास मौके और वक्त पर 
इस किस्म का जिक्र इशारे के साथ सच्चे परमार्थी और 
प्रेमियों के रू-ब-रू करना मना नहीं है क्योंकि वे भी 
ऐसी दया और मौज का बर्तावा अपने कामों में निहारते 
रहते हैं। । 

१० - मालिक हर दम हर एक जीव के सग है। जो 
संसारी हैं वह उससे और उसके भेद से बे-खबर हैं 
और हर काम मे अपनी अकल की लदबीर और 
तजवीज का या दूसरे आदमियो की मदद वगैरा का 
आसरा रखते हैं और इसमे वक्त ना-कामयाबी के दुख 
और झटके सहते हैं और इसकी उसकी शिकायत 
करते हैं लेकिन जो सच्चे परमार्थी हैं और मालिक के 
भेद से वाकिफ हैं और उसके चरनों में पहुँचने के लिये 
नित्त जतन करते है, वे अपने मन में खूब समझते हैं कि 
बगैर मालिक की दया और प्रेरना के कुछ नहीं हो 
सकता है और इस वास्ते उसकी मोज के आसरे सब 
काम करते हैं और हमेशा दया की निरख और परख 
करते रहते हैं। । 


११ - बगैर सत सतगुरु और मालिक के चरनों में 
भक्ति धारन करने के, ऐसी समझ बूझ ओर प्रीति प्रतीत 
कि जिससे मालिक के प्रकाश के निहारने की नजर 


| ३४ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
आवे और उसकी मेहर और दया की परख हासिल 
होवे, कोई शख्स उसके चरनो का आसरा और भरोसा 
दूढ़ नहीं कर सकला । इस वास्ते सब को चाहिये कि 
थोड़ा बहुत सलसग करके भक्ति में कदम रक्रवें और 
जो जुगल यानी अभ्यास का, राधास्वामी दयाल ने 
उपदेश किया है, उसकी थोड़ी बहुत कार्रवाई करें तब 
उनकी नज़र दुनिया और दुनियादारों के आसरे और 
भरोसे से हट कर मौज और दया का भरोसा धारन 
करेगी और तब उस सुख और आनन्द की जो कि 
सच्चे भक्तों को हासिल होता है, कदर मालूम पड़ेगी | । 


प्रकार आठवाँ 

सलो के दया पात्र जीव, और जीवो के 
मुवाफिक ब्रह्म और माया के देश मे पैदा 
होकर परवरिश पाते हैं, और जब सत प्रकट 
होले हैं तब मौज से उन जीवों को अपने 
सन्मुख खींच कर बचन सुनाते और निज घर 
का भेद और रास्ता और चलने की जुगल 
समझा कर और मुनासिब करनी करा कर 
उनको निज धाम में पहुँचाते हैं।। 

१ - जो जीव कि सत सरन में आये हैं या संतों से 
मिले हैं या जिनको सत चरन मे थोड़ा बहुत भाव और 


प्यार आया है या जिनके मन में दुनिया का हाल 
देखकर कुल मालिक और उसके निज धाम का खोज 


| ८ ] चोथाभा [३५ | भाग 

पैदा हुआ है और उसके प्राप्ति के जतन की तलाश है 
या जिन्होंने सुरत शाब्द मार्ग की करनी थोड़ी बहुत सत 
सतगुरु या साध गुरु से उपदेश लेकर शुरू करदी है, 
यह सब जीव दया-पात्र समझे जाते हैं और जोकि निज 
धाम मे उलट कर जाने का जतन और अभ्यास सिर्फ 
नर देही में बन सकता है, इस वास्ते इन जीवो को सत 
अपनी दया से इस दुनिया में भेज कर आप भी उनकी 
सम्हाल के वास्ते ससार में प्रकट होते हैं ।। 


२ - यह सब जीव दस्तूर के मुवाफिक इस दुनिया 
यानी ब्रह्म और माया के देश में पैदा होते हैं और जब 
वे होशियार और समझ बूझ के लायक हो जाते है, तब 
सबेर अबेर संत उनको अपनी मेहर से सजोग मिला 
कर अपने सन्मुख बुला लेते हैं और अपने अमृत रूपी 


बचन अनुराग और बैराग और भेद और करनी वगेरा के 
सुना कर आहिस्ते आहिस्ते उनकी परमाथी कार्रवाई में 
तरक्की फरमाते हैं।। 

३ - यह जीव जिस कदर सतो का सलसग करते 
है और दर्शन और बचन और अभ्यास का रस लेते 
जाते हैं, उसी कदर उनकी प्रीति और प्रतीत चरनों में 
सत सतगुरु और कुल मालिक राधास्वामी दयाल और 
सुरत शब्द मार्ग के, बढ़ती जाती है और दुनिया और 
उसके सामान और भोग बिलास से उनकी तबीयत 
किसी कदर हटती जाती है।। 

४ - ससारी लोग जिनकी विशेष प्रीति दुनिया और 
उसके ब्यौहार वगेरा में है ओर स्त्री, पुत्र और धन माल 
में जिनका बधन ज़बर है और जोकि इस दुनिया और 

उसके सामान की तरक्की और मान बड़ाई वगेरा की 


| ॐ |] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


चाह उठा कर रात दिन मेहनत करते हैं, संतों के 
दया-पात्र यानी सतसगी जीवों की चाल ढाल देख कर 
अचरज करते हैं और घबराते हैं कि किस तरह उनके 
मन मे ससार का सामान और भोग बिलास ओछा नजर 
आता है और कैसे उनको प्रीति संत सतगुरु में पैदा हो 
गई कि जिसके सबब से वे सिवाय उनके सतस के 
और दूसरी सोहबत पसन्द नहीं करते और रोज-बरोज़ 
सलसगियों क प्रेम की तरक्की देख कर खौफ खाते हैं 
कि कही वे घरबार छोड़ कर दुनिया से अलेहदा न हो 
जावें और इस वास्ते जो इन सतसंगियों के कुटुम्बी या 
रिश्तेदार या बिरादरी या दोस्त आशना हैं, वे सब मिल 
कर, वास्ते हटाने उनके, संतों के सलसग से, अपनी 
ताकत के मुवाफिक कोशिश करते हैं और उनको 
धमका कर और तरह तरह के डर दिखा कर सतसंग 
से हटाना चाहते हैं।। 

५ - और जब ससारी लोग देखते हैं कि उनकी 
धमकी और डर दिखाने से सतसगी ने अपनी परमार्थी 
कार्रवाई नहीं छोड़ी, तब वे अपनी ओछी और मलीन 
समझ के मुवाफिक तरह तरह की झूठी सच्ची बातै बना 
कर संत सतगुरु और उनके प्रेमी जन और सतसग की 
बुराई भलाई यानी निदा स्लुति करते है जिससे उनका 
रिश्तेदार या कुटुम्बी या बिरादरी वाला अपनी बदनामी 
का खौफ करके सतसंग से बेठ रहे और अपना अभ्यास 
छोड़ दे लेकिन जो कि संतों के कूपा पात्र जीवों पर 
खास दया उनकी और कुल मालिक राधास्वामी दयाल 
की है, इस सबब से संसारी जीवों की निंदा स्तुति और 
धमकी सड़की को मूर्खला और नादानी का कारज 

समझ कर सलसगी जीव जिनकी आख दिन २ खुलती. 


| ८ ] चोथाभा [३७ | भाग 


जाती है, कुछ भी खयाल में नहीं लाते, बल्कि कोशिश 
करते है कि यह नादान संसारी जीव भी परमाथी कदर 
जाने और कुल मालिक राधास्वामी दयाल की गत मत 
की थोड़ी बहुत परख करें और निदा के पाप से बच 
कर और सतसंग मे शामिल होकर अपनी जिंदगी को 
सुफल करें। | 

६ - जो कोई इन ससारी जीवों में से थोड़ा बहुत 
खौफ मौल और चौरासी और नरकों के दुक्खों का 
लाता है वह सतसगियो के बचन सुन कर उनका थोड़ा 
बहुत सलसग करने को तैयार हो जाता है और बाकी 
के जीव अपनी कार्रवाई को वास्ते हटाने सतसगी जीव 
के परमार्थ और सलसग से, निष्फल देख कर क्रोध 
करते है और सत सतगुरु और उनके सलसग से 
बे-वास्ते विरोध और दुश्मनी करने लगते हैं और जो 
कोई आदमी ससारी या परमार्थी उनसे मिले तो उनसे 
सख्त निंदा के बचन और झूठी बातें बना कर कहते हैं 
कि जिससे उनका मन परमार्थ से बिलकुल फिर जावे 
और सत सतगुरु और उनके प्रेमियों की चाल ढाल से 
नफरत करने लगे। 


७ - हरचद यह निदक अपनी मूर्खता से सलसग से 
अपने मन मे विरोध बढ़ाते है और नये और कच्चे जीवो 
का अकाज कर देते है और तरह तरह की 
उपाधि सलसग में खलल डालने की नजर से उठाते 
रहते हैं, पर जो जीव कि मेहरी हैं उनका जरा भी 
नुकसान नहीं कर सकते; क्योकि संत सलगुरु और 
राधास्वामी दयाल की दया उनको भूल और भरम और 

धोखे की जगह से बराबर बचाती रहती है और यह 


| ३८ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


लोग उन सच्चे परमार्थी जीवो का ज़रा भी नुकसान 
नहीं कर सकते बल्कि निंदा और विरोध करने से अपने 
सिर पर पाप चढ़ाते हैं। । 

८ - सिवाय संसारी और सूरख जीवों और निंदको 
के मन और माया और काल भी तरह तरह के विघ्न 
परमार्थी जीवों के भक्ति और अभ्यास की कार्रवाई में 
डालते है, अनेक तरह के भरम और सशय निस्बत सत 
सलगुरु और उनके सतसंग और सुरत शाब्द मार्ग के 
पैदा करके सतसंगियों के चित्त में उद्वेग और नाकिस 
खयाल वक्त २ पर पैदा करते हैं पर राधास्वामी दयाल 
और सतगुरु की दया हर वक्त सच्चे परमाथी जीवो के 
मन और बुद्धि और चित्त वगैरा की सम्हाल रखती है 
कि जिससे वह कतई भरमने न पावे बल्कि जिस कदर 
निंदा वगैरा सुन कर अपने मत को गौर से विचारें, 
उसी कदर ज्यादा रोशनी उनके हिरदे में पैदा होती है 
और चरनों में प्रीति और प्रतीत बढ़ती है और ज्यादा 
उमंग के साथ भक्ति और सुरत शाब्द अभ्यास की 
कार्रवाई करते हैं। | 


९ - इन विघ्नो के वाके होने से सतसंगी जीवों को 
ज्यादा समझ, बारीकी और बडाई राधास्वामी मत की 
आती है और राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु की 
दया और मेहर ज्यादा से ज्यादा नज़र पड़ती है और 
उनकी ताकत वास्ते हटाने विघ्नो और ससारी अंगों के 
दिन २ बढ़ती जाती है और मन और माया आहिस्ते २ 
जईफ और कमजोर होते जाते है और प्रेम और 
विश्वास चरनो में बढ़ता जाता है।। 


| ८ ] चोथाभा [३९ | भाग 


१० - ऐसे फायदे हासिल होते हुए देख कर प्रेमी 
सतसगी निदको की निदा और मन और माया के 
विघ्नो को मेहर और दया का औजार वास्ते अपनी 
तरक्की के समझ कर उनसे ज़रा भी नहीं डरते बल्कि 
अपनी परमार्थी कार्रवाई के अजाम देने मे ज्यादा शौक 
के साथ मशगूल होते हैं यानी दिन २ अपनी भक्ति और 
अभ्यास को बढ़ाते जाते हैं और राधास्वामी दयाल के 
चरनो की सरन दूढ़ता के साथ मजबूत करते जाते हैं 
और हर जगह और हर वक्‍त दया और सहायता अपने 
अग संग देख कर मगन होते है और नि:चिन्त रहते 
है। | 


११ - जिस कदर जीव कि सतो के दया पात्र हैं वह 
चाहे जहाँ, नजदीक या दूर देश मे, पैदा होवें लेकिन 


उनका किसी तरह सजोग उनके चरनो में हाजिर होने 
का लग जाता है और सब सत सतगुरु से मिल कर 
और उनका सतस कर २ अपना परमार्थी भाग बढ़ाते 
है। | 

१२ - और फिर जहाँ और जिस कौम और कबीले 
मे यह जीव पैदा हुए हैं वहाँ इनकी मार्फत बहुत से नये 
जीवों पर असर संतों के परमार्थ का पहुँचता है और जो 
जीव कि सतोगुनी हैं, वे जल्द खिच आते हैं और 
सतस करके सुरत शाब्द मार्ग के अभ्यास में लग जाते 
हैं। फिर जहाँ २ इन जीवों का रिश्ता और मेल है, 
इनके वसीले से, और २ नये जीवों के हिरदे में बीजा 
परमार्थ का बोया जाता है, इस तरह तादाद जीवों की 
जो कि संतों के परमार्थ में शामिल होते हैं, दिन २ 

बढ़ती जाती है।। 


| ५० | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 

१३ - सत मत में किसी जीव को धमका कर या 
लालच दिखा कर या बहका फुसला कर शामिल नहीं 
किया जाता, सिर्फ बचन सुना कर और उसकी समझ 
बूझ बढ़ा कर उसके हिरदे में भक्ति और प्रेम सच्चे 
मालिक के चरनों का बसाया जाता है और फिर 
अभ्यास करके वह प्रेम दिन २ बढ़ता जाता है और 
अलर की आँख खुलती जाती है।। 

१४ - वही जीव बड़भागी हैं जो कर्म धर्म और भर्म 
से हट कर और दुनिया के परमार्थ को असार देख कर 
और ससारी जीवो और लोक लाज का खौफ न करके 
राधास्वामी दयाल की सरन में आवे और सत सतगुरु 
अथवा साध गुरू और उनके प्रेमी जन का सग करके 
दिन २ चरनों में प्रीति और प्रतीत बढ़ाते जावें। वही 
जीव सलगुरु की दया और मेहर निहारते हैं और 
शुकराना करके अपने भागों को सराहते हैं और दिन २ 
प्रेम बढ़ा कर एक दिन निज धाम में बासा पाते हैं।। 


प्रकार नवो 


दुनिया में जहाँ जिसका प्यार है, वहीं 
उसका चित्त जाता है और चित्त के साथ वह 
आप मौजूद है। जो दुनिया से छूटना चाहे, 
उसको चाहिये कि अपने चित्त को प्यार के 
साथ कुल मालिक राधास्वामी के चरनों में 
बारम्बार जोड़े तो जितनी देर ऐसा अभ्यास 


| ९. ] चोथाभा [# | भाग 
करेगा, उतनी देर को उसका मालिक के 
चरनों में संग रहेगा और फिर इस संग को 
आहिस्ते आहिस्ते बढ़ाते जाना चाहिये।। 
१ - चित्त असल में सुरत का सीस या मुख है। 
जिस तरफ यह जाता है, उसी तरफ जीव का आपा 


और मन वगेरा भी खिच जाते हैं और बोल चाल मे 
लोग इसको ध्यान, खयाल और तवज्जह कहते हैं।। 


२ - अब खयाल करो कि जिस तरफ किसी का 
चित्त जाता है, वह सर्व अंग से उधर की तरफ 
मुतवज्जह हो जाता है और हरचंद कि आँख और कान 
खुले हैं, पर वह कुछ नहीं देखता है और न कोई बचन 
जो उस वक्त उससे कहा जावे, सुनता है।। 


३ - जबकि चित्त का ऐसा हाल है, तब जो कोर्ड 
इसको मालिक के चरनों में लगावे तो जितनी देर कि 
ऐसी हालत रहेगी, उतने अरसे तक चित्त चरनों में 
रहेगा और उस वक्त दुनिया और उसके खयालों से 
न्यारा हो जावेगा | | 

४ - इस कार्रवाई को अमल में लाने के वास्ते दो 
बात की जरूरत है, एक तो मालिक का भेद जानना 
कि वह और उसका धाम घट में कहाँ है, और उसके 
चरन का भेद क्या है, दूसरे किस तरह चित्त को चरनों 
में लगाना चाहिये, इसी को अभ्यास की जुगत कहते 
हैं।। 

५ - सब लोग और सर्व मत कहते हैं कि मालिक 
सब जगह है और जो वह सब जगह है तो हमारे पिंड 


| ५ |  प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
यानी घट में भी जरूर मौजूद है और जहाँ उसका 
सिंहासन है, वहीं उसका धाम है।। 

६ - अब मालूम होवे कि मालिक का तर्त ऊँचे से 
ऊँचे स्थान में मन और माया की हद के पार है जहाँ से 
आदि मे रचना का जहूर हुआ और आदि जहूरा कुल 
मालिक का शाब्द यानी आवाज है। राधास्वामी मत में 
भेद मजिलों यानी स्थानों का खोल कर वर्णन किया 


है।। 

७ - जीव यानी सुरत जो कुल मालिक राधास्वामी 
दयाल की अश है, आदि धाम से उतर कर और ब्रह्मांड 
की रचना से गुज़र कर पिंड में उसके नाके पर 
जिसको तीसरा तिल कहते हैं, बैठी है और वहाँ से दो 
धारें दोनों आँखों के तिल में आकर ठहरी हैं और यहाँ 
से देह और दुनिया की कार्रवाई करती हैं। इसी स्थान 
से उसका उलटना, चित्त को चरनों में लगाने से 
मुमकिन है। 

८ - इस रथान के नीचे पिंड है जिसमें छ: चक्र हैं 
और यह स्थान छठे चक्र का है।। 


९ - इसके ऊपर ब्रह्मांड है जिसमें तीन मुकाम 
है।। 


१० - ब्रह्मांड के परे महासुन्न का मैदान है और 
उसके परे दयाल देश है और वहीं कुल मालिक 
राधास्वामी दयाल का तख्त है।। 


११ - जितने स्थान कि छठे चक्र यानी तीसरे तिल 
और राधास्वामी धाम के बीच में हैं, वहाँ हर एक स्थान 


| ९. ] चोथाभा [७३ | भाग 


पर अभ्यासी के वास्ते राधास्वामी दयाल का स्वरूप 
और चरन मौजूद हैं।। 

१२ - जो कोई सतगुरु से भेद लेकर अभ्यास शुरू 
करे, वह स्वरूप या चरन का ध्यान हर एक मुकाम पर 
करता हुआ सत्तलोक तक अपने चित्त को पहुँचा सकता 
है और जितनी देर कि वह इस ध्यान में मशगूल रहे 
और दूसरा कोई ख्याल उसके मन में न आवे तो उतनी 
देर उसका चित्त उसी स्थान पर जहाँ कि वह ध्यान 
लगा रहा है, ठहरेगा और उसके साथ उसका आपा भी 
वहीं मौजूद होगा और उस वक्त दुनिया और देह से 
किसी कदर अलेहदगी हो जावेगी ।। 


१३ - जो यह अभ्यास थोड़ी २ देर के वास्ते जैसे 
पॉच सात या दस मिनट किया जावे तो यकीन हे कि 


उतनी देर गुनावन या कोई दुनिया का खयाल अभ्यासी 
के मन में नहीं पैदा होगा और उतने अरसे का निर्मल 
ध्यान उससे बन पड़ेगा । इसी तरह दिन रात में जितनी 
दफे याद आजावे और यह ध्यान किया जावे तो उसका 
बहुत फायदा अभ्यासी को मालूम होवेगा और यह काम 
आसानी के साथ हर एक शख्स से और हर जगह और 
हर वक्त बन सकता है।। 

१४ - जो कोई शब्द का अभ्यास करे तो वह एक 
या दो मुकाम तक अपनी सुरत को तान सकता है और 
जो किसी को भाग से ऊचे के मुकामो की आवाजें 
सुनाई देवे तो आगे भी अपनी सुरत को बढ़ा सकता है 
लेकिन यह बात किसी खास २ सतसगी को जो भारी 
संस्कारी है, हासिल हो सकती है। लेकिन ध्यान की 


| ४४ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


मदद से कम दरजे के सस्कारी जीव भी अपनी सुरत 
को किसी कदर ऊँचे मुकामो तक पहुँचा सकते हैं । । 

१५ - जो कोई ध्यान के साथ अपने चित्त को चरनो 
मे जोड़ेगा और यह अभ्यास दिन रात में कई बार शोक 
के साथ करेगा तो उसके मन और सुरत का मुख्य अग 
ऊचे के मुकामो में बार २ फेरा करने से निर्मल और 
निश्चल होता जावेगा और कोई अरसे के बाद हालत 
ऐसे अभ्यासी की बदलती जावेगी यानी चरनों में 
राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु के प्रेम बढ़ता 
जावेगा और ससार की तरफ से चित्त उदास होता 
जावेगा और फिर शाब्द का अभ्यास भी ज्यादा दुरुस्ती 
और आसानी से बन पड़ेगा । | 


१६ - जो किसी को फुरसत कम होती है या उसके 
मन में वक्त अभ्यास के गुनावन या खयाल बहुत उठते 
हैँ तो उसको जरूर चाहिये कि वह दिन रात मे दस या 
बारह दफे ध्यान पाँच पाँच मिनिट या सात मिनिट करे। 
उतने अरसे मे गुनावन या दूसरा खयाल दिल में नहीं 
पैदा होगा और यह अभ्यास हर वक्त और हर जगह बैठे 
बैठे और लेटे लेटे और तनहाई में और भीड़ भाड़ मे, 
और भी काम काज करते वक्त, जरा देर के वास्ते 
आँखें बद करके आसानी से बन सकता है और किसी 
दूसरे शख्स को उसकी खबर भी नहीं हो सकती ।। 


१७ - जो अभ्यासी को थोड़ा बहुत सतगुरु के 
स्वरूप मे भाव और प्यार है तो उसको मुनासिब है कि 
पहिले मुकामी स्वरूप का खयाल करके फिर वहाँ पर 
सलगुरु के स्वरूप का ध्यान करे। इससे मन जल्दी 


| ६]... चैथाभाग...... [८५ | भाग 


निश्चल होकर शौक के साथ अभ्यास में लगेगा और 
कुछ देर तक मुकाम पर ठहरेगा।। 


१८ - लेकिन जो कोई मुकामी स्वरूप का ध्यान 
करना चाहे तो कुछ हर्ज नहीँ है और जो वह थोड़े शोक 
से यह काम करेगा तो मौज से उसको उस स्वरूप का 
दर्शन अभ्यास के समय ख्वाह स्वप्न मे कभी २ मिलेगा 
और फिर प्रीति भी बढ़ती जावेगी ।। 


१९ - इसी तरह जो कोई सतगुरु के स्वरूप का 
ध्यान करेगा तो उसको भी मेहर और दया से कभी २ 
अतर मे दर्शन मिलेगा और शौक और प्यार बढ़ता 
जावेगा कि जिससे अभ्यास आसानी और दुरुस्ती से 
बनेगा | | 


२० - जोकि दुनिया और उसका सामान नाशमान 
है और जीव की देह भी छिनभगी है, इस वास्ते हर एक 
को मुनासिब और लाजिम है कि अपने जीते जी इस 
कदर अभ्यास पक्का कर लेवे कि जब चाहे जब अंतर 
मे मन और सुरत को चढ़ा कर या तान कर थोड़ा बहुत 
रस ले सके यानी कुछ देर किसी ऊचे मुकाम पर ठहर 
कर देह और दुनिया से थोड़ी बहुत अलेहदगी हासिल 
करे तो अखीर वक्त पर यानी मौत के समय उसको 
कष्ट और क्लेश कम व्यापेगा या बिलकुल नहीं मालूम 
होगा और इसी तरह किसी सख्त तकलीफ या दुख के 
वक्त भी जिदगी मे इस अभ्यास से बहुत फायदा हासिल 
होगा यानी वह तकलीफ और दुख कम व्यापेगा || 


२१ - इस कार्रवाई के दुरुस्ती से बनने के वास्ते 
अभ्यासी को जरूर चाहिये कि कुल मालिक राधास्वामी 


| ४ |]  प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
दयाल और सत सतगुरु की सरन लेकर और उनकी 
मेहर और दया का आसरा और भरोसा मन में रख कर 
अभ्यास शुरू करे, तो उसका कारज सब तरह दुरुस्त 
बनेगा और अभ्यास मे रस और आनन्द मिलता और 
बढ़ता जावेगा | | 


प्रकार दसर्वों 


जीव दुनिया मे सिवाय कुटुम्ब परिवार के 
और बहुत से लोगों से जिनसे उनका कुछ 
कारज निकलता है और बहुत सी चीजों से 
जो कभी कभी उनके कुछ काम आती हैं, 


प्रीति करते हैं और अपना मन उनमें थोडा 
बहुत बाँधते हैं। इस वास्ते मुनासिब और 
लाज़िम मालूम होता है कि वह मालिक-कुल 
के चरनों में भी जो कि उनके घट में मौजूद 
है और सदा उनके अग संग रहता है, थोड़ी 
बहुत प्रीति, उसका भेद भाव लेकर, करें 
जिससे सख्त तकलीफ और भारी दुख और 
क्लेश दूर या हलके हो जावे और खास कर 
मौल के वक्त उनकी सहायता होवे और मदद 
मिले । | 


| ५०] चोथाभा [४७ | भाग 

१ - कुल जीव दुनिया में अपने कुटुम्ब परिवार के 
साथ प्रीति करते हैं और उनको अपना हम-दर्द और 
हितकारी समझते हैं कि वक्त मुसीबत और तकलीफ 
वगैरा के मदद करेंगे और रिश्तेदारों और बिरादरी के 
लोगों से भी मुहब्बत रखते हैं कि वे भी वक्त जरूरत 
और कारज व्यौहार वगेरा के शामिल होवे ओर दुख के 
समय हम-ददी करें । | 


२ - सिवाय कुटुम्बी और रिश्तेदार और बिरादरी के 
और लोगों से भी जीव प्रीति करते हैं, जैसे पंडित, 
ज्योतिषी, डाक्टर, मास्टर, साहूकार और हर किस्म के 
दूकानदार और हाकिम और वकील और कितने ही पेशे 
वाले और नौकर चाकर वगेरा क्योकि इन सब से जब 
तब काम पडता है और उनसे प्रीति रखने मे वह काम 
सहज में बनते हैं।। 

३ - सिवाय आदमियों के बहुत से जानवरों से भी 
लोग प्रीति करते हैं और उनसे काम सवारी और 
शिकार और खेल और तमाशा और दिल बहलाव वगैरा 
का लेते हैं और बाजे उसमे अपनी शोहरत चाहते हैं या 
अपने नफे और आमदनी के मतलब से बहुत जानवर 
पालते हैं और उनकी सौदागरी करते हैं।। 


४ - इसके सिवाय धन माल और जेवर और कपड़ा 
और बरतन और असबाब और सामान आराइश वगेरा 
और जमीन और मकान और बाग और तालाब और 
कुए वगैरा मे सब लोगों के मन का बधन अमूमन बहुत 
मजबूत रहता है, यहाँ तक कि जरा ज़रा से मुआमले 
मे इन चीजों के सबब से लडाई झगडा और फिसाद 

और नालिश अदालत वगैरा में करते हैं।। 


| ४८ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


५ - अब गौर करना चाहिये कि कितनी जगह 
जीवों का मन बँधा और फसा है, गोया इतनी जगह 
उनका मन गिरवी हो रहा है और वे उसको वहाँ से 
आसानी से नही हटा सकते हैं।। 


६ - कुल मालिक राधास्वामी दयाल जो सब के 
सच्चे माता पिता है और हर एक के घट में बिराज रहे 
हैं और हर दम हर एक के अंग सग हैं और उसकी 
सहायता कर रहे है, उनकी तरफ निहायत दरजे की 
भूल ससार में पड़ रही है यानी कोई उनका खोज नही 
करता और न उनका और उनके धाम का भेद जानता 
है।। 

७ - जबकि दुनिया मे आदमियों से अदना से आला 
दरजे वालों तक और भी जानवरों और जड़ पदार्थों से 
लोग भारी और मजबूत प्रीति कर रहे हैं और उनसे 
बहुत कम या थोड़ा थोड़ा मतलब निकलता है, फिर 
कुल मालिक जो सर्व समर्थ और सब का पैदा करने 
वाला और पालन करने वाला है, उसके चरनो मे प्रीति 
और प्रतीत न करना किस कदर नुकसान और हर्ज की 
बात है, लेकिन जीव अजान और मूरख हैं और इस 
कदर तवज्जह उनकी दुनिया के कारोबार में लग रही 
है कि उनको अपने सच्चे मालिक की सुध भी नहीं है 
और न उसका भेद दरियाफ़्त करने का शौक है।। 


5 - इसमें कुछ शक नहीं कि हर एक जीव को 
जरूरत मदद आसमानी की बहुत से दुनिया के कामों 
में और खास कर वक्त सर्त तकलीफ और मुसीबत 
और मौत के पड़ती है, लेकिन लोगों ने बजाय कुल 
मालिक के और बहुत से वसीले मान रक्खे हैं कि 


| ५०] चोथाभाग [४६ | भाग 


जिनसे वे ऐसे वक्तों में मदद मागते हैं और वक्त पूरे 
होने उनके मतलब के कुछ खिदमत भी करते हैं, पर 
सच्चे मालिक का पता और भेद कोई नहीं जानता है 
और न उसके चरनो में कोई सिवाय सच्चे और निर्मल 
और भेदी भक्तों के दुआ या प्रार्थना करता है।। 


९ - मालूम होवे कि सच्चे मालिक का लखत घट 
घट में मौजूद है और जो कोई उसके चरनों में प्रेम 
प्रीति करे और जो जुगल कि सतो ने (जो उस कुल 
मालिक के भेदी है) बताई है, उसके मुवाफिक अतर में 
अभ्यास करके चरनों से मिलने की आसा रखता है, 
उस पर वह कुल मालिक अपनी खास दया करता है 
और जब तब अपने नूर की झलक भी दिखलाता है कि 
जिससे उसकी प्रीति और प्रतीत चरनों में बढ़ती जाती 
है। । 

१० - जो सच्चे मालिक के भक्त हैं, वे अपने कुल 
कामों में अपने प्यारे मालिक की मौज को निहारते हैं 
और जो काम जेसा मौज से बने, उसी में राज़ी रहते 
है और जब कोई तकलीफ या मुशकिल पेश आती है, 
तब उसी मालिक के चरनों में दुआ और प्रार्थना करते 
हैं और दया मागते हैं।। 

११ - इसी तरह सब जीवों को मुनासिब है कि 
अपने कुल मालिक का पता और भेद अपने घट में 
दरियाफ्त करके चित्त चरनों मे जोड़ते रहे तो अलबत्ता 
हर मुआमले मे थोड़ी बहुत सहायता उनको मालूम 
पड़ेगी और दूसरे आदमियों और चीज़ों में इस किस्म 
का भाव कि उनसे वक्त जरूरत कुछ मतलब निकलेगा 
या कोई कारज बनेगा, अतर में न रक्खें, क्योकि बगेर 


| ० | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
दया और प्रेरना मालिक-कुल के कोई कुछ नही कर 
सक्ता है लेकिन दुनिया के कायदे के ब-मूजिब जो 
तदबीरें मुनासिब हैं और जिन जाहिरी वसीलों से 
उनका अंजाम पाना मुमकिन है, वह ब-दस्तूर करना 
चाहिये। | 


१२ - मालिक की सहायता और दया हर वक्त जारी 
है और जो प्रेमी भक्त हैं, वह उसको हर दम देखते हैं 
लेकिन आम लोगों को इस बात की नजर नहीं है, इस 
सबब से वे अपने जाहिरी वसीलो और अपनी अकल 
की बातों और तदबीरो का भरोसा रखते हैं और वक्त 
बनने या न बनने काम के, उन्ही शरवसो या वसीलो की 
महिमा या बुराई करते हैं।। 


१३ - जो लोग कि मालिक और उसके भेद से 
बे-खबर है, उनको वक्त सख्त तकलीफ और मौल के, 
उन दुनियावी आसरों से जिनका भरोसा वे मन में 
रखते हैं, कुछ मदद या सहारा नही मिलता, इस सबब 
से वे भारी दुख सहते है। जो अपनी जिन्दगी में मालिक 
का भेद लेकर अपने अंतर में कुछ तवज्जह और 
अभ्यास करते तो उस वक्त उनको जरूर मदद मिलती || 

१४ - जीवो को मुनासिब है कि वास्ते अपनी सुरत 
के फायदे के थोड़ी बहुत प्रीति कुल मालिक राधास्वामी 
दयाल के चरनों में लावे और दूसरी तरफ मन का 
बधन जिस कदर मुमकिन होवे, ढीला करें यानी कुटुम्बी 
और रिश्तेदार और बिरादरी और दूसरे लोगो और 
चीजो वगेरा में मन अपना उसी कदर लगावे कि जिस 
कदर जरूरत है और एहतियाल रक्खे कि ज़बर भरोसा 

और आसरा राधास्वामी दयाल की दया का उनके मन 


| ७] चोथाभ [५१ | भाग 


में कायम हो जावे और जिस कदर मुमकिन होवे, अपने 
घट में चरनों से मेला करते रहें यानी जो जुगत कि 
संतों ने बताई है, उसका अभ्यास विरह और प्रेम अंग 
लेकर हर रोज़ करते रहे, तो उनको दुनिया के कामों 
में भी मदद मुनासिब मिलती रहेगी और तकलीफ और 
मौल के वक्त उनकी विशेष सहायता होगी ।। 


१५ - यह कार्रवाई जो ऊपर बयान की गई, कुछ 
मुशकिल नहीं है क्योकि जीव अनेक जगह प्रीति और 
सेवा करते हैं और उनका स्वभाव है कि जहाँ से कोई 
मतलब-बरारी की आस होवे, वहाँ खुशी-दिल से हाजिरी 
और सेवा तन, मन, धन की करने को तैयार होते हैं। 
फिर जहाँ से कि थोड़ी बहुत सब कामों में मदद मिले 
और सख्त तकलीफ और मोत के वक्त जरूर सहायता 
होने का यकीन होवे, वहाँ किस कदर तवज्जह के साथ 
प्रीति और सेवा करना मुनासिब है यानी जाहिर में तो 
संत सतगुरु या साध गुरु और उनके प्रेमी जन और 
सतसंग से नाता जोड़ना और प्रीति भाव करना और 
अतर में राधास्वामी दयाल के चरनो में पता और भेद 
और जुगती का उपदेश लेकर चित्त को चरनों में 
जोड़ना और प्रीति और प्रतीत बढ़ाना, इसी तरह सब 
कारज दुरुस्ती से बनना मुमकिन है।। 


प्रकार ग्यारहवाँ 


कुल मालिक का असल में प्रेम और 
आनंद और सत्त और चैतन्य स्वरूप है और 


| ५२ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 

ऊँचे से ऊँचे देश मे उसका निज धाम है और 
वह सदा निरबध और हमेशा एक रस कायम 
है, इस वास्ते सुरत चैतन्य को जो उसकी 
अस है, अपने असी के मुवाफिक होने का 
जतन करना चाहिये यानी देह और दुनिया 
के बधन तोड़ कर निरबध और सल-चिलत-आनद 
और प्रेम स्वरूप से मिलना चाहिये ।। 


१ - कुल मालिक राधास्वामी दयाल प्रेम और 
आनन्द के सिध और भडार हैं ओर उनका देश ऊँचे से 
ऊँचा है। वहीं से सुरत चैतन्य की धार रवाँ होकर और 
कितने ही ठिकानों पर रास्ते मे ठहरती हुई और रचना 
करती हुई नीचे उतर कर पिंड में आँखों के तिल में 
ठहरी है और यहाँ बैठकर देह और दुनिया की कार्रवाई 
मन और इद्रियों के माफत कर रही है। । 


२ - यह सुरत चैतन्य कुल मालिक राधास्वामी 
दयाल की अस है यानी उनके चरनो से इसका निकास 
हुआ है और यह भी असल में मुवाफिक अपने भडार के 
चैतन्य और प्रेम और आनंद स्वरूप है, पर माया के घेर 
मे आकर अपने निज घर और निज रूप को भूल गई 
है और पाच तत्व की बनी हुई देह को अपना रूप और 
इस दुनिया को अपना देश समझ कर और भोगों में 
आशक्त होकर दुख सुख सहती है और जोकि देह 
नाशमान है, इस सबब से जनम मरन का चक्कर 
इसका जारी रहता है।। 


| ७] चोथाभाा [५३ | भाग 


३ - राधास्वामी दयाल फरमाते हैं कि इस देश को 
माया का देश जान कर और भोगो को जड और जहर 
से मिले इए पदार्थ समझ कर अपने निज घर और वहाँ 
के आनद की सुध लेकर वह जतन करना चाहिये 
जिससे माया के जाल से निबेड़ा हो जावे और जो दुख 
सुख की मिलौनी की रचना उसके देश में है, उससे 
छुटकारा हो जावे यानी जनम मरन का चक्कर बच 
जावे, तब अपने निज धाम और असली स्वरूप का 
आनंद प्राप्त होगा । | 


४ - यह समझ बूझ सत सतगुरु या साधगुरु या 
उनके सच्चे और प्रेमी सतसगी के सग से आवेगी और 
उन्ही से जतन और जुगत माया के घेर से निकलने की 
मालूम होवेगी। इस वास्ते पहिले उनका खोज करना 


जरूर है और जब वे भाग से मिल जावें, लब प्रेम प्रीति 
के साथ उनका सग करना और उनसे भेद निज घर 
और उसके रास्ते का और जुगल चलने की दरियाफ्त 
करके अभ्यास शुरू करना मुनासिब है।। 

५ - यह उपदेश उन जीवों के वास्ते है कि जो 
दुनिया और उसके सामान की नाशमानता देख कर 
और यहाँ की हालत दुख सुख और जनम मरन की 
मुलाहज़ा करके ओर अपने मन मे विचार कर दरियाफ्त 
करना चाहते हैं कि सच्चा और कुल मालिक कौन और 
कैसा है और उसका निज धाम कहाँ है और जीव यानी 
सुरत कौन है और कहाँ से आया और कहाँ को जाता 
है और कोई ऐसा भी मुकाम है कि जहाँ जाकर वह 
अमर हो जावे यानी जनम मरन से छूट जावे और सर्व 
सुख का भडार उसको प्राप्त होवे और किसी किस्म का 


| ५४ ]  प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


कष्ट और कलेश वहाँ न होवे और जो ऐसा स्थान है 
( और रचना में ऊँचे नीचे दरजे देख कर ऐसे स्थान 
के मौजूद होने का जरुर यकीन होता है ) तो वह कहाँ 
है और वहाँ कैसे पहुँचना होवे।। 


६ - राधास्वामी मत में इन सब सवालों के जवाब 
माक़ूल मौजूद हैं, बल्कि यही इस मत का भेद है कि 
जो सच्चे खोजी और दरदी जीवो को जो इत्तिफाक से 
सलसग में आवे, पहिले ही मर्तबे सुनाया और समझाया 
जाता है और जब वे उसको समझ कर जुगल चलने 
की दरियाफ्त करें तब उपदेश देकर अभ्यास शुरू 
कराया जाता है।। 


७ - इस वास्ते जिस किसी के दिल में सच्चा खोज 
पेदा हुआ है, उसको चाहिये कि सब कर्म और भर्म और 
बाहरमुखी पूजा वगैरा छोड़ कर राधास्वामी सगत में 
जाकर दरियाफ्त हाल करे और जब उसूल और शरायत 
राधास्वामी मत को सुन कर और समझ कर निश्चय हो 
जावे, तब मार्ग का भेद और अभ्यास की जुगल का 
उपदेश लेकर कार्रवाई शुरू करे, तब कोई दिन के 
अभ्यास से उसको आप मालूम हो जावेगा कि जिस 
बाल की जीव के कल्यान के वास्ते ज़रूरत है, वह 
राधास्वामी मत के अभ्यास से हासिल हो सकती है। 
सिवाय उस तरकीब के जो राधास्वामी मत मे जारी है, 
और कोई जुगल वास्ते पहुँचने निज धाम और प्राप्ति 
दर्शन कुल मालिक राधास्वामी दयाल के, रचना भर में 
नहीं है बल्कि रची भी नहीं गई है।। 


८ - वह जुगल यह है कि जिस रास्ते से सुरत 
गुज़र कर पिंड मे उतरी है, उसी रास्ते से घर को 


| ७] जचोथाभा [«५ | भाग 


लौटना शुरू करे, तब यह बेगाना देश आहिस्ते आहिस्ते 
छूटता जावेगा और निज धाम की तरफ सुरत चलती 
जावेगी । | 


९ - और रास्ते का भेद यह है कि कुल रचना धारो 
से हुई और धारों ही के वसीले से कार्रवाई उसकी 
जारी है, फिर जिस धार पर सुरत उतरी है, उसी को 
पकड़ कर लौट सकती है और वह धार रूह और जान 
और अमृत और चैतन्य की धार है और चैतन्य का 
जहूरा शब्द यानी आवाज है, फिर वही धार शब्द की 
धार है और शब्द की बराबर कोई अंधेरे में प्रकाश 
करने वाला और रास्ता दिखाने वाला नहीं है, इस 
वास्ते शब्द का भेद लेकर और उसकी धुन यानी 
आवाज को पकड़ कर निज घर की तरफ उलटना 
मुमकिन है।। 

१० - शब्द का भेद बहुत भारी और आदि जहूरा 
कुल मालिक का शब्द है और यही शब्द की धार कुल 
रचना की करता है। जितने ठेके या मुकाम रास्ते में हैं 
हर एक मुकाम का शब्द अलेहदा है। जिस स्थान का 
जो शब्द है, उसकी धुन या आवाज़ को पकड़ के यानी 
तवज्जह के साथ सुनते हुए चलना होता है और वह 
आवाज़ उस मुकाम पर जहाँ से कि उसका निकास है, 
पहुँचाती है। इसी तरह एक शाब्द से दूसरे, और दूसरे 
से तीसरे शाब्द को पकड़ के अखीर मंजिल तक 
पहुंचना मुमकिन है ओर यह भेद और जुगल चलने की, 
वक्त उपदेश के, राधास्वामी मत मे समझाई जाती है।। 


११ - सिवाय शब्द के अभ्यास के राधास्वामी मत 
में ध्यान की जुगल भी बलाई जाती है जिससे बिखरे हुए 


| ५६ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


मन और सुरत समेट कर एक स्थान पर ठहराये जाते 
है और इसी तरह हर एक स्थान पर ध्यान की जुगत 
से सुरत का उलटना और ठहराना ( जहाँ तक कि रूप 
रंग है ) आसानी के साथ मुमकिन है।। 


१२ - इन दो तरकीब के साथ सुरत चैतन्य का, 
सत्त पुरुष राधास्वामी की मेहर और सत सतगुरु की 
दया से माया के देश से हट कर अपने निज धाम में 
उलट कर पहुँचना मुमकिन है और यह काम सब को, 
चाहे औरत होवे या मर्द, इसी जिन्दगी मे शुरू कर देना 
और जिस कदर बन सके उसको दुरुस्ती के साथ 
अजाम देना, वास्ते अपने जीव के कल्यान के, मुनासिब 
और जरूर है, तो वह एक दिन अपने महा चैतन्य और 
महा आनन्द और महा प्रेम के भडार में पहुँच कर अपने 
परम पिता राधास्वामी दयाल के दर्शनो का बिलास 
देखेगी और माया के जजाल और काल के कष्ट और 
क्लेश से जिसने इसके प्रेम और आनद और चैतन्यता 
को दबा रक्खा है, छूट जावेगी ।। 

१३ - यह सहज जुगल उलटाने सुरत की और भेद 
निज धाम का कुल मालिक राधास्वामी दयाल ने जीवों 
पर अति दया करके इस समय मे आप प्रकट किया है 
और जो कोई उनके चरनों की सरन लेकर इस 
अभ्यास को थोड़ा बहुत शोक के साथ करेगा, उसकी 
रक्षा और सम्हाल और तरक्की वे अपनी मेहर और दया 
से आप करेंगे और एक दिन धुर धाम में पहुँचा कर 
विश्राम देंगे कि जहाँ सुरत अस अपने असी का दर्शन 
पाकर परम और अमर आनन्द को प्राप्त होवेगी । । 


| ५२] चोथाभा [५७ | भाग 


प्रकार बारहवां 


सुरत चैतन्य को जो निज सूरज महा 
चैतन्य की रोशन किरन है, माया यानी 
अन्धकार के देश को छोड़ कर अपने महा 
प्रकाश स्वरूप भडार में पहुँचना चाहिये और 
रास्ते में जहाँ तक अन्धेरा और उजेला मिला 
हुआ है, ठहरना नही चाहिये।। 


१ - सुरत जो कि महा चैतन्य कुल मालिक 
राधास्वामी दयाल की अस है, जब से कि अपने निज 
घर से उत्तर कर माया के घेर में आई है, तब से इसका 
जनम मरन जारी है यानी माया एक बार उसको 
निगलती है और फिर उगलती है।। 

२ - सिवाय जनम मरन के कष्ट के देह धर कर 
बहुल से दुख सुख इस दुनिया में सहने पड़ते हैं, सो 
जब तक कि सुरत माया के घेर के पार न जावेगी, तब 
तक उन दुक्खों से छुटकारा नहीं होगा।। 

३ - देहियों के बधन से छूटने और जनम मरन के 
चक्कर से बचने की तरकीब सिर्फ सत सतगुरु से 
मालूम हो सकती है। इस वास्ते सब जीवों को मुनासिब 
है कि सत सतगुरु का खोज करें और जब वे मिल 
जावें तो अपने भागो को सराहेँ और उनकी सेवा और 
बदगी उमग के साथ बजा लावे और जो उपदेश वह 
देवे, उसके मुवाफिक हर रोज़ अभ्यास करें ।। 


| ८८ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


४ - मालूम होवे कि सुरत चैतन्य की धार जब से 
दूसरे और तीसरे दरजे मे जिसको माया का घेर कहते 
है, उतरी है तब से उस पर माया के खोल या गिलाफ 
चढ़ते चले आये है और यह खोल या गिलाफ माया के 
मसाले के रचे हुए हैं, उनसे या उनके मसाले से सुरत 
चैतन्य को कोई खास निसबल नहीं है, सिवाय इसके 
कि सुरत उनको अपना रूप समझ कर उनमें बध गई 
है और जब कोई तकलीफ देह मे होती है, तो उसको 
अपने ऊपर घटा कर दुख सुख भोगती है।। 


५ - देह को अपना रूप मानना भरम है, क्योंकि 
जब सुरत की धार सोते वक्‍त आख के मुकाम से खिच 
जाती है, तब देह के साथ सिलसिला ढीला हो जाता 
है और उसके दुख सुख की कुछ भी खबर नहीं रहती 
है, इस वास्ते मुनासिब है कि ऐसा जतन किया जावे 
कि जिससे यह भरम दूर हो जावे।। 


६ - और वह जलन यह है कि राधास्वामी मल के 
मुवाफिक सुमिरन और ध्यान और भजन का उपदेश 
लेकर थोड़ा बहुत अभ्यास रोजमर्रा करे, तब सुरत और 
मन ऐसे अभ्यासी के, सिमट कर पहिले मुकाम यानी 
सहसदल केवल की तरफ चढ़ेगे और तब भाव और 
प्यार दुनिया और दुनियादारों और अपनी निज देह में 
घटला जावेगा और प्रीति और प्रतीत चरनो में कुल 
मालिक के बढ़ती जावेगी ।। 


७ - अब जानना चाहिये कि हर मुकाम पर सुरत 
उतरते वक्त, एक एक किस्म की देह धरती चली आई 
है, सो सतगुरु से मिल कर और उनकी दया सग 
लेकर आहिस्ते आहिस्ते एक मुकाम से दूसरे ओर दूसरे. 


| ५२] चोथाभा [५६ | भाग 


से तीसरे पर उलटती जावेगी और जिस मंडल के 
मसाले की देह धारन की हे, वह वहीं छोड़ती जावेगी 
और उस देह से जो स्वभाव लगे हुए हैं, वह भी वहीं 
झडते चले जावेगे।। 


८ - अब समझना चाहिये कि जहाँ तक माया का 
घेर है, वहाँ तक थोड़ा बहुत अन्धेरा छाया रहता है सो 
जहाँ तक कि अन्धेरा और उजेला शामिल है, उस हद 
में सुरत चलने वाली को नही ठहरना चाहिये बल्कि 
जिस कदर जल्द बन सके, उस देश और उस हद को 
पार करके दयाल देशा में कि जहाँ सदा प्रकाश एक 
रस रहता है और अँधेरे की मिलौनी नहीं है, पहुँचना 
चाहिये, तब सच्चा छुटकारा होगा, सो यह काम दुरुस्ती 
के साथ राधास्वामी दयाल की दया और संत सतगुरु 
की कृपा से बन सकेगा। इस वास्ते शुरू में उनके 
चरनों में गहरी प्रीति और प्रतीत लाना चाहिये और 
उनके हुकम में खुशी से बर्तना चाहिये, तब अभ्यास 
आसानी और दुरुस्ती के साथ बन पड़ेगा और थोड़ा 
बहुत रस भी अतर मे मिलेगा कि जिसके सबब से प्रीति 
और प्रतीत राधास्वामी दयाल के चरनो में दिन दिन 
बढ़ती जावेगी और एक दिन काम पूरा बन जावेगा ।। 


९ - राधास्वामी धाम और दयाल देश महा प्रकाशवान 
है कि जिनकी रोशनी का अंदाज कहने में नहीं आ 
सकता और वहाँ की रचना भी निहायल रूहानी और 
शोभावान है कि जिसको देख कर सुरत अचरज में रह 
जावेगी और वहाँ की दया और कृपा को देख कर 
निहायत दरजे का शुकराना अदा करेगी कि बगेर ऐसी 
दया और कृपा राधास्वामी दयाल और सतगुरु के कोई 


| ६० ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


सुरत इस माया के देश से छूट कर उस आनन्द धाम 
में किसी सूरत में नही जा सकती ।। 

१० - जिन लोगो को कि इस दुनिया और इसके 
सामान की नाशमानता और दुख सुख के चक्कर का 
हाल देख कर खौफ दिल में पैदा हुआ है और उससे 
बचने और परम और अमर सुख की प्राप्ति के वास्ते 
जतन करना चाहते है, उनसे यह कहा जाता है कि 
ऐसा सुख स्थान जरूर मौजूद है ओर उसके प्राप्ति का 
रास्ता हर एक के घट में जारी है सो जो कोई 
राधास्वामी मत के मुवाफिक अभ्यास करे, वही उस 
रास्ते को आहिस्ते आहिस्ते तै कर के एक दिन निज 
घर में पहुँच सकता है।। 

११ - यह अभ्यास हर एक शख्स को, चाहे मर्द होवे 
या औरत, अपने जीव के कल्यान के वास्ते ज़रूर 
करना मुनासिब है और कुल मालिक राधास्वामी दयाल 
ने निहायत दया फरमा कर इस अभ्यास को ऐसा 
आसान कर दिया है कि हर कोई उसको गृहस्थ मे रह 
कर, बगैर छोड़ने कारोबार और गूहस्थ आश्रम के 
ब्यौहार के, आसानी से कर सकता है और फायदा 
उसका इसी जिंदगी में थोड़ा बहुत देख सकता है और 
अखीर वक्त पर राधास्वामी दयाल अपने जीवों को 
आप अंतर में प्रकट होकर सम्हालते हैं और अपने संग 
लेजा कर ऊँचे और सुख स्थान में बासा देते हैं और 
उस वक्त सुरत को देह के छोड़ने में कुछ तकलीफ 
नहीं मालूम होती बल्कि शाब्द और स्वरूप के दर्शन का 
इस कदर आनन्द मिलता है कि जिसका बयान नही हो 


| ५२] चोथाभा [छ | भाग 


सकता है बल्कि उसका असर मरने वाले के चेहरे पर 
घटो तक, बाद देह छोड़ने के, नजर आता हे।। 


१२ - ऐसी आसान जुगल रूह के घर की तरफ 
चढ़ाने की जो कि राधास्वामी दयाल ने अब जारी 
फरमाई है, किसी वक्त में जाहिर नहीं हुई और न ऐसी 
दया जो कि अब कुल मालिक राधास्वामी दयाल जीवों 
पर फरमा रहे हैं, कभी किसी ने करी यानी मरने के 
वक्‍त आप दर्शन देकर अपने जीव को सम्हालते है, 
कितै नजर इसके कि, उससे चाहे पूरी तोर पर और 
कायदे से अभ्यास बना है या नहीं और मन और 
इन्द्रियो को उसने किसी कदर बस किया है या नही।। 


१३ - फिर ऐसे दया के भरे हुए समय में जो जीव 
राधास्वामी दयाल की सरन में नहीं आवेगे और उपदेश 
लेकर जिस कदर बन सके, सुरत शाब्द मार्ग का 
अभ्यास नहीं करेंगे, तो जानना चाहिये कि वे जीव 
निहायत दरजे के अभागी हैं कि थोडा सा अभ्यास 
निहायत दरजे के आराम के साथ भी करना नहीं चाहते 
और ससारी और रसमी परमार्थ में बहुत काष्टा झेलते 
हैं और धन भी खर्च करते हैं और फिर भी वहाँ से 
किसी तरह का परचा ज़िदगी में नही मिलता और न 
अखीर वक्‍त पर खास सहायता होती नजर आती है।। 


१४ - इस वास्ते वही जीव महा बडभागी हैं कि जो 
जैसे तैसे राधास्वामी दयाल की सरन में आ गये हैं या 
आते जाते हैं और उनके उपदेश का थोड़ा बहुत 
अभ्यास करते हैं और उनकी दया के परचे अपने अंतर 
मे देखते हैं और बगेर मेहनत और तकलीफ और 

छोड़ने घरबार या रोजगार के, दो या तीन जनम मे, 


| ६२ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 

अपने निज धाम में कि जहाँ कुल मालिक राधास्वामी 
दयाल का तरन्त है, आसानी से पहुँच जावेंगे। उस 
निज धाम की महिमा अपार है और आज तक किसी 
को उसकी ख़बर तक नही हुई और सिवाय सत के, न 
कोई वहाँ पहुँचा और न पहुँच सकता है,क्योंकि उस 
धाम का भेद और चलने की जुगत कुल मालिक 
राधास्वामी दयाल ने अति दया करके इस समय में 
आप प्रकट की है। । 


प्रकार तेरहवाँ 


दुनिया मे चार भारी दुख सब पर आते 
है यानी रोग सोग मौत और कामना का पूरा 


न होना। इनका पूरा इलाज आदमी के हाथ 
में नहीं है। लेकिन राधास्वामी मत के अभ्यास 
की कमाई से यह चारो दुख हलके बल्कि दूर 
हो सकते हैं। इस वास्ते इस अभ्यास की 
कमाई हर एक को थोड़ी बहुत करना वास्ते 
अपनी बेहतरी के जरूर और मुनासिब मालूम 
होता है। 

१ - इस दुनिया मे चाहे कोई अमीर होवे या गरीब 
इन चार दुक्खों से बच नहीं सक्ता और वह चार दुख 


यह हैं; पहिला रोग, दूसरा सोग, तीसरा मौत और 
चौथा कामना का पूरा न होना।। 


| ५३ |] चोथाभाग ॥म[६३ | भाग 

२ - इन चारों दुक्खों का इलाज किसी के हाथ में 
नहीं है। छोटी और हलकी बीमारियाँ दवा करने से दूर 
हो जाती हैं, पर भारी रोगों का इलाज हकीमों और 
डाक्टरों के पास नहीं है।। 

३ - जो कोई इन दुक्खों से बचना चाहे उसको 
मुनासिब है कि कुल मालिक राधास्वामी दयाल की 
सरन लेकर जो कुछ कि अभ्यास उन्होने फरमाया है, 
जैसे सुमिरन और ध्यान और भजन, थोड़े बहुत खौफ 
और शौक के साथ हर रोज़ नेम के साथ करे तो 
उसको अपने अभ्यास के दरजे के मुवाफिक विकारी 
अग बहुत कम सतावेगे ओर दुक्खो का भी चक्कर मेहर 
और दया से बहुत हलका हो जावेगा जेसा कि आगो 
लिखा जाता है।। 

४ - जो कोई कि सुमिरन और ध्यान और भजन 
सत सतगुरु या उनके सच्चे प्रेमी सतसगी से उपदेशा 
लेकर हर रोज़ करेगा तो उसके सुरत और मन किसी 
कदर सिमटते और अतर में ऊपर की तरफ को चढ़ते 
जावेगे और आहिस्ते आहिस्ते मन और इद्रियो का घाट 
छूटता जावेगा और उसका फायदा यह होगा कि उस 
अभ्यासी को ब-सबब कम खाने और कम सोने के रोग 
बहुत कम सतावेगा और जो कभी किसी बे-एतदाली के 
सबब से कोई बीमारी थोड़ी बहुत आवेगी तो मेहर और 
दया से उसका असर किसी कदर उलट जावेगा यानी 
उस वक्त अभ्यास में ज़्यादा मन लगेगा और अतर में 
शब्द और स्वरूप ज़्यादा साफ मालूम पड़ेंगे और मन 
और सुरत का सिमटाव और खिचाव ऊँचे की तरफ को 
ज़्यादा होगा।। 


| ६४८ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


५ - इसी तरह जिस कदर अभ्यास ज्यादा होगा 
उसी कदर तवज्जह ऐसे अभ्यासी की दुनिया और 
उसके सामान और कुटुम्ब परिवार की तरफ से आहिस्ते 
आहिस्ते हटली जावेगी और उनकी हानि लाभ में दुख 
सुख कम व्यापेगा यानी अपने प्यारे कुटुम्बी ओर रिश्तेदारों 
के वियोग में बहुत दुख नहीं होगा ।। 


६ - सब मे भारी और बढ़ कर दुख मौत का है सो 
राधास्वामी दयाल की दया से वह भी हलका हो जावेगा 
यानी अभ्यासी को मौत के रास्ते पर चलने और वहाँ 
की सैर और कैफियत देखने से जीते जी अभ्यास के 
समय बहुत आनन्द प्राप्त होता है और जब कि अखीर 
वक्त पर सर्व अग करके मन और सुरत उस तरफ को 
दौड़ेगे तब निहायत दरजे का आनद ब-सबब खुलने 
शब्द और प्राप्ति दर्शन स्वरूप के, हासिल होगा और 
मन और सुरत आप ही मगन होकर ऊँचे देश की तरफ 
को चलेंगे। इस तरह मौत का दुख बहुत हलका हो 
जावेगा बल्कि बिल्कुल नहीं व्यापेगा।। 


७ - सब जीव ससार मे हमेशा कोई न कोई 
कामना यानी इच्छा या तरंग उठाते रहते हैं और जिस 
कदर बनता है उसके पूरा करने के निमित्त जतन भी 
करते हैं पर कोई कामना पूरी होती है और कोई अधूरी 
रहती है और किसी में बिल्कुल कामयाबी नहीं होती, 
इस निरासता का भारी झटका लगता है और जो जतन 
कि किया जाता है उसका भी ना-कामयाबी की हालत 
मे बहुत दुख होता है और उसके साथ किसी कदर 
नुकसान भी आयद होता है।। 


| ५३ |] चोथाभाा [६५ | भाग 


८ - अब मालूम होवे कि जो कोई राधास्वामी 
दयाल की सरन में आया है और उनके उपदेश के 
मुवाफिक हर रोज दुरुस्ती के साथ यानी विरह और 
प्रेम अग लेकर सुमिरन ध्यान और भजन करता है तो 
मुवाफिक कायदे राधास्वामी मत के उसको लाज़िम 
और मुनासिब होगा कि फिज़ूल तरंगें वास्ते तरक्की 
ससार और उसके सामान के न उठावे और जो जरूरी 
ख्वाहिशों के पूरे होने के वास्ते तरंग उठावे तो उसमें 
मौज का आसरा और भरोसा मुकद्दम रक्खे यानी जो 
काम करे उसका फल मौज पर छोड़ देवे, जलन 
ब-दस्तूर दुरुस्ती के साथ करे लेकिन फल में अपना 
मन न बाँधे यानी जैसा फल मौज से होवे, उसको 
मजूर और कबूल करे और जो कोई ऐसा नहीं करेगा 
उसकी भक्ति में कसर पड़ेगी और उसी कदर उसके 
जीव के पूरे उद्धार में देरी होगी।। 

९ - ऊपर के लिखे से ज़ाहिर होगा कि राधास्वामी 
मत में किसी को इजाज़त फिज़ूल तरंगो के उठाने की 
नहीं है और जो जरूरी कामों के वास्ते तरंग उठाई 
जावें तो उनका फल मौज के ऊपर छोड़ने की हिदायत 
है। जो कामना पूरी होवे तो मालिक का शुकराना और 
जो नहीं होवे तो भी शुकराना इस बात का कि कोई 
खास मसलहत के सबब से ना-कामयाबी हुई, करना 
चाहिये और वही उसके हक में बेहतर और मुनासिब था 
और वैसा ही ज़हूर में आया।। 


१० - इस तरह चोथे दुख यानी कामना पूरा न होने 
की तकलीफ से बिल्कुल बचाव हो गया।। 


| ६६ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


११ - अब सब लोगों को चाहिये कि वास्ते कल्यान 
अपने जीव के, बाद मरने के, और भी वास्ते बचाव के, 
भारी दुक्खो से, इस जिन्दगी में जरूर राधास्वामी मत 
में शामिल होकर सुरत शाब्द मार्ग का अभ्यास जिस 
कदर बन सके, थोड़े बहुत शोक और खौफ के साथ 
हर रोज़ करें तो उसका भारी फायदा इस दुनिया में 
और भी बाद चोला छोड़ने के, आइन्दे, हासिल होगा 
और जो कोई ऐसा नही करेगा वह जमदूलों के हाथ से 
तकलीफ उठावेगा और जनम मरन के चक्कर से नहीं 
बचेगा और इस दुनिया मे भी तीन ताप और चार किस्म 
के दुख जिनका जिकर ऊपर हुआ, सहता रहेगा और 
वह तीन ताप यह हैं - (१) - मानसी दुख, (२) - देह 
का दुख और (३) - उपाधि यानी किसी से लड़ाई 
झगड़ा और कज़िया। | 


१२ - अक्लमन्द और विचारवान आदमी को चाहिये 
कि दुनिया का हाल और दुनियादारो की चाल देख कर 
होशियारी के साथ यहाँ गुज़ारा करें यानी अपना मन 
इस कदर किसी शख्स या चीज़ मे न बाघे कि जिससे 
दुख पैदा होवे लेकिन यह बात समझ मे दुरुस्ती के 
साथ जब आवेगी ओर उसकी कार्रवाई दुरुस्त जब बन 
पड़ेगी जबकि वे लोग राधास्वामी मत में शामिल होकर 
और सत सतगुरु की दया संग लेकर सुरत शाब्द मार्ग 
का अभ्यास करेंगे, तब दिन दिन उन की आँख खुलती 
जावेगी और दुनिया का हाल उनको आईने के मुवाफिक 
आहिस्ते आहिस्ते नजर आता जावेगा ।। 

१३ - और जो कोई सिर्फ विद्या और बुद्धि के 
आसरे कार्रवाई करते है, उनसे अभ्यास जेसा चाहिये 


| ५४] चोथाभा [६७ | भाग 
नहीं बन पड़ेगा और न कुल मालिक राधास्वामी दयाल 
के चरनों में उनसे जैसी चाहिये प्रीति और प्रतीत हो 
सकेगी और इस वास्ते फल भी उसका जेसा चाहिये 
नहीं मिलेगा यानी दुख सुख और जनम मरन का 
चक्कर ब-दस्लूर जारी रहेगा।। 


प्रकार चोदहवोँ 


सुरत चैतन्य ऊँचे और गहरे देश की 
बासी है और अब यहाँ मलीन माया के देशा 
मे तन मन और इद्रियों के साथ फेस गई हे 
सो हर एक आदमी को लाजिम हे कि उसके 


छुड़ाने का जतन दुरुस्ती के साथ करे।। 


१ - मालूम होवे कि सुरत यानी रूह कुल मालिक 
राधास्वामी दयाल की अंस है यानी उनके चरनों से 
इसका निकास हुआ है और असल में चैतन्य और 
आनन्द और प्रेम स्वरूप है लेकिन नीचे उतर कर पिंड 
में बेठने से अनेक बधन इस को लग गये है और इस 
मलीन माया के देश में हालत इसकी बहुत खराब हो 


रही है। । 


२ - जब तक यह सुरत पिड और माया के देश से 
न्यारी न होगी तब तक सफाई नही होगी और न इसकी 
हालत बदलेगी और यह अलेहदगी और सफाई और 
प्राप्ति आनद की जब तक कि सच्चा परमार्थ न कमावे, 

मुमकिन नहीं है।। 


| ६८ |  प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


३ - सच्चा परमार्थ उसको कहते हैं कि जिसमें 
सच्चे और कुल मालिक राधास्वामी दयाल का भेद होवे 
और उनके चरनों मे पहुँचने का जतन साफ साफ और 
खोल कर समझाया जाता होवे।। 

४ - और वह भेद संक्षेप करके इस तौर पर कहा 
जाता है कि राधास्वामी दयाल कुल मालिक और सर्व 
समर्थ हैं और उनका धाम ऊँचे से ऊँचा है। वही से 
आदि धार प्रकट हुई कि जिसको शब्द और चेतन्य की 
धार कहते हैं और उसी की मदद से सब रचना हुई सो 
उसी धार को पकड़ कर अपने घट मे उलटना चाहिये। | 


५ - यह उलटने की तरकीब राधास्वामी मत में 
खोल कर वर्णन करी है सो जिस किसी को चौरासी 
और नरको का खौफ है और इस दुख सुख की मिलनी 


के देह और देश से अलेहदा होना मजूर है और अपने 
निज भडार में पहुँच कर परम आनन्द को प्राप्त होना 
चाहता है, उसको मुनासिब है कि राधास्वामी मत में 
शामिल होकर यानी उपदेश लेकर अभ्यास सुरत शब्द 
मार्ग का शुरू करे तो उसकी सुरत आहिस्ते आहिस्ते 
मन और इन्द्रियो के घाट से हट कर आकाश की तरफ 
चलेगी | | 


६ - जिस कदर सत सतगुरु का सलसग और सेवा 
और अन्तर में अभ्यास मेहर और दया से बनता 
जावेगा, उसी कदर रस और आनन्द मिलता जावेगा 
और सुरत पिड देश और माया के घेर से न्यारी होती 
जावेगी | | 

७ - जोकि कुल जीवों का बन्धन देह और दुनिया 
के साथ बहुत मज़बूत हो रहा है ओर भोगो और पदार्थों | 


| ५४] चोथाभाग [६६ | भाग 
में रस पाकर फेस रहे हैं, इस वास्ते कुल जीवों को 
मुनासिब और लाजिम है कि अपने छुटकारे का जीते 
जी जलन करें और जो इस मामले में सहल-अगारी 
और बे-परवाही करेंगे तो हमेशा दुख सुख सहते रहेंगे 
और बारम्बार जनम मरन का क्लेश भोगेंगे।। 


८ - जोकि यह रचना तीन लोक की, माया ब्रह्मा 
की करी हुई है और वह नही चाहते कि जीव उनकी 
हद के पार जावे और इस वास्ते उन्होने अनेक तरह के 
भोग और पदार्थ रचे हैं और जीवों को लुभा कर उनमें 
खूब मजबूती के साथ बाँधा है, इस सबब से सच्चे 
परमार्थियों को मुनासिब है कि सत सतगुरु की ओट 
लेवे और कुल मालिक राधास्वामी दयाल की चरन 
सरन धारन करें तो सहज में एक दिन निरवार होना 
मुमकिन है, नहीं तो किसी जीव की ताकत नहीं है कि 
अपने बल और पौरुष से इस माया के घेर से निकल 
कर पार जा सके || 

९ - इस वास्ते सत सलगुरु का खोज हर एक को 
करना जरूर है और वे दया करके अक्सर जगत मे 
मौजूद रहते हैं और जब किसी के दिल में सच्ची चाह 
और तड़प उनके मिलने की पैदा होती है तो वे दया 
करके उसके मिलने का सजोग आप लगा देते हैं और 
फिर अतर और बाहर उसको मदद देकर एक दिन 
निज घर में पहुँचा देते हैं। । 

१० - जिस किसी को सत सतगुरु मिल जावे वही 
जीव बड़भागी है और उसी का सच्चा और पूरा उद्धार 
अन-करीब होने वाला है और उसी के हिरदे में सच्चे 


| १-ओछासमझना | - ओछा समझना। 


| ७० ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


मालिक का प्रेम सतगुरु की दया से पैदा होकर दिन 
दिन बढ़ता जावेगा और दुनिया और उसके भोगों की 
तरफ से चित्त उदास होता जावेगा ।। 


११ - जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था के 
अहवाल से जिसमें सब जीव बर्त रहे हैं जाहिर है कि 
सुरत का मुकाम बहुत गहरा और ऊँचा और तीनों 
अवस्थाओं के परे है। फिर जब तक जतन करके इन 
अवस्थाओं के पार पिंड में और फिर उन्ही अवस्थाओं 
के पार ब्रह्माण्ड मे न जावेगी तब तक उसको अपना 
रूप नहीं दरसेगा और वहाँ से जब तक अपने सच्चे 
माता पिता राधास्वामी दयाल के चरनो में न जावेगी, 
तब तक अपने निज घर में नहीं पहुँचेगी और उसको 
पूरा सुख और चैन नहीं मिलेगा और यह रास्ता चढ़ाई 
या उलटने का घट घट मे जारी है, पर बिना मोज कुल 
मालिक राधास्वामी दयाल और दया और मेहर संत 
सलगुरु के, कोई उस रास्ते पर चल नही सकता और 
न मजिलों को तै करके धुर घर में पहुँच सकता है।। 

१२ - इस वास्ते कुल जीवो को जो अपना सच्चा 
और पूरा उद्धार चाहते हैं, मुनासिब और लाजिम है कि 
पहले खोज लगा कर सत सतगुरु से मिलें और फिर 
उनकी दया और उपदेश लेकर जिस कदर बन सके, 
अपने घट में अभ्यास शुरू करें तो रफ़्ता रफ़्ता एक 
दिन काम बन जावेगा यानी सब परदे फोड़ कर सुरत 
अपने सच्चे मालिक राधास्वामी दयाल के चरनो में 
पहुँच जावेगी । । 


| ५] चोथाभा [७ | भाग 
प्रकार पन्द्रहवो 

दुनिया मे सब लोग अपने और कुटुम्ब 
परिवार और प्यारो के तन और मन के 
आराम के वास्ते अनेक तरह के जतन बहुत 
मेहनत के साथ उमर भर करते हैं और उस 
का फायदा सिर्फ इस कदर होता है कि थोडे 
दिन के लिये या हद जिदगी भर के वास्ते 
थोड़ा या बहुत आराम मिल जाता है लेकिन 
बाद छोड़ने इस देह और देश और कुटुम्ब 
परिवार के, कहाँ जाना है और रहना होगा 
और वहाँ सुख मिलेगा या दुख, उसकी खबर 
बहुत कम है और इसके वास्ते जलन भी कम 
करते हैं। इस वास्ते सब को मुनासिब और 
लाजिम है कि वास्ते हमेशा के आराम और 
सुख के भेदी और बा-खबर लोगो से हाल 
दरियाफ्त करके थोड़ा बहुत जलन जरूर करे 
तो इस ज़िदगी मे उनको उस अमर सुख 
और आनन्द की जो सतो की जुगत कमाने 
से हासिल होना मुमकिन है, थोड़ी बहुत 
खबर पड़ जावेगी और उसकी कुछ परीक्षा 
और जाँच करके बहुत खुशी हासिल होगी ।। 


| ७२ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


१ - दुनिया में सब लोग वास्ते अपने और अपने 
कुटुम्ब परिवार के सुख के अनेक तरह के काम बहुत 
मेहनत के साथ उम्र भर करते है पर फायदा उसका 
इसी दुनिया में थोड़े दिन के लिये या जिन्दगी भर के 
वास्ते मिल जाता है और उतने ही में तृप्त होकर मगन 
हो जाते हैं।। 

२ - बाजे जतन जो लोग कि करते हैं बड़े सरबत 
होते हैं, यहाँ तक कि किसी किसी कामों में जान जाने 
का खौफ रहता है जैसे कि सिपाहगरी और खतरनाक 
और दरिँदे जानवरों का पालना और नचाना और नट 
विद्या वगैरा | | 


३ - इन कामों को लोग बड़ी खुशी और शौक से 
करते हैं और जो वह दुरुस्त बन पड़े तो उनकी शोहरत 
और आमदनी भी बहुत होती है और इस सबब से मन 
बहुत खुश होता है और उन कामों में तरक्की करता 
चला जाता है। 

४ - लेकिन ऐसे बहुत कम जीव हैं कि जो थोड़ा 
बहुत जतन अपने अपने मत के मुवाफिक वास्ते प्राप्ति 
सुख के दूसरे जनम में या जहाँ कहीं आइदा रहना 
होवे, करते हैं।। 

५ - इनमें से बहुत से कर्मकांडी या शरीअत वाले 
हैं कि जो वास्ते प्राप्ति बैकुठ या स्वर्ग या बहिश्त वगेरा 
के इस जिन्दगी में कर्म करते हैं।। 

६ - और ऐसे जीव बहुत कम हैं कि जो तीन लोक 
के मालिक या परमेश्वर के चरनों मे भक्ति वास्ते प्राप्ति 
उसके दर्शन और धाम के, करते है पर जो मुकाम या 


| ५] चोथाभा [७३ | भाग 
सुख कि इनको प्राप्त होता है वह असल में अमर और 
पूरा नही है।। 
७ - कोई कोई इनमे से अपने को ज्ञानी मान कर 
समझते हैं कि वे आपही ब्रह्मा हैं और इस समझ के नशे 
में नि:चिन्त और बे-खौफ रहते हैं।। 


८ - लेकिन इनमें से कोई भी सच्चे मालिक को 
नहीं जानता और न पहिचानता है क्योंकि अपना भेद 
उसने आप नर रूप यानी सल स्वरूप धारण करके 
प्रकट किया है और जुगत चलने की भी दया से इस 
कदर आसान करदी है कि हर कोई उसकी कार्रवाई 
चाहे जवान होवे या बूढ़ा, आसानी से कर सक्ता है।। 


९ - यह भेद और जुगत इस वक्त में सिर्फ 
राधास्वामी मत में खोल कर कही है और राधास्वामी 
संगत से उसका उपदेश मिल सक्ता है।। 


१० - जो कि भक्ति की कार्रवाई सब जगह एक सी 
है यानी चाहे देवताओं या ओतारों या परमेश्वर या कुल 
मालिक की, सब जगह लन मन धन से सेवा और 
सच्ची दीनता और विरह और प्रेम अग लेकर अन्तरी 
अभ्यास और ससार से किसी कदर बैराग करना 
पड़ेगा, इस वास्ते मुनासिब और लाजिम है कि पहिले 
निर्णय और तहकीकात करके सब में बड़े की भक्ति 
और सेवा इख्तियार करे तो सब काम पूरा बनेगा यानी 
सच्चा और पूरा उद्धार होगा और जो ओछे और अधूरे 
की भक्ति और सेवा की जावेगी तो मेहनत और खर्च 
और बर्तावा उसी कदर करना पड़ेगा लेकिन फल में 
कसर रहेगी यानी सच्चा और पूरा उद्धार नहीं होगा 
और धुर धाम में बासा नहीं मिलेगा ।। 


| ७४४ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


११ - सच्चे और कुल मालिक राधास्वामी दयाल 
को ज़ाहिर में सत सतगुरु की भक्ति और उनका 
सतस और अन्तर में कुल मालिक और सत सतगुरु 
के निज रूप यानी शब्द स्वरूप की भक्ति और उसका 
संग यानी सुरत शाब्द मार्ग का अभ्यास मजूर और 
पसन्द है। इस वास्ते सब को जो अपने जीव के हमेशा 
के सुख और आनन्द के वास्ते जतन करना चाहें, 
लाजिम है कि सत सतगुरु का खोज लगा कर उनका 
सतस और सेवा और भक्ति वगेरा शुरू करे, ओर सत 
सतगुरु वही हैं, जो निज घर और उसके रास्ते का भेद 
और सुरत शाब्द मार्ग का उपदेश समझावें और कुल 
मालिक राधास्वामी दयाल के निज रूप यानी शाब्द 
स्वरूप की भक्ति अन्तर में दूढ़ावे।। 

१२ - जो कोई प्रीति और शोक के साथ सत गुरू 
का सतसंग और उनकी जुक्ति का अतर में अभ्यास 
करेगा, उसको थोड़े दिन में इसी देह और दुनिया में 
कुछ अपने मालिक का जलवा नज़र आवेगा और 
उसकी दया और मेहर और रक्षा और सम्हाल अपने 
अन्तर और बाहर मालूम पड़ेगी और विश्वास और 
भरोसा कुल मालिक के चरनो का दिन दिन दृढ़ होता 
जावेगा और सरन पक्की होती जावेगी कि जिससे 
उसको आइन्दे के सुख और आनद की प्राप्ति की 
आशा और प्रतीत गहरी हो जावेगी और चित्त उसका 
आहिस्ते आहिस्ते निःभरम और निरभय और निःचिन्त 
होता जावेगा । | 


१३ - अब खयाल करो कि दुनियादार थोड़े दिन के 
सुख या अपनी थोड़ी बहुत जीविका हासिल करने के 


| ५] चोथाभा [७५ | भाग 


लिये किस कदर मुश्किल और मेहनत और खतरे के 
काम शौक और ख़ुशी के साथ करते हैं और करमी 
और शरई लोग स्वर्ग ओर बैकुठ वरोरा मे कोई दिन के 
सुख और आनद भोगने के वास्ते किस कदर खर्च ओर 
मेहनत और काष्टा उठाते हैं और मूरत पूजने वाले और 
तीरथ बरत करने वाले और हठ जोग और मुद्रा वगेरा 
का अभ्यास करने वाले किस कदर काष्टा और बैराग 
और मेहनत के साथ अभ्यास करते हैं और इन सब का 
फल कोई काल भोग कर फिर जनम धारन करके सुख 
दुख भोगना पड़ता है।। 

१४ - फिर सबसे भारी और अमर सुख और आनद 
की प्राप्ति के वास्ते किस कदर शौक और तवज्जह 
और मेहनत के साथ सलसग और भक्ति और अभ्यास 
करना जरूर है।। 


१५ - लेकिन इस समय मे कुल मालिक 
राधास्वामी दयाल ने जीवों को बलहीन और दुखी देख 
कर अति दया करके सहज जुगती और सहज भक्ति 
जारी फरमाई है कि जो हर कोई आसानी के साथ 
थोड़ी बहुत करके अपना परमार्थ का भाग बढ़ा सकता 
है और कोई अर्स मे निज देश में पहुँच कर अमर और 
परम आनंद को प्राप्त हो सकता है।। 


१६ - बा-बजूद इस कदर आसानी के यानी थोड़े से 
तन, मन, धन, और तवज्जह और शौक लगाने से जो 
अपना पूरा काम बनवाने की चाह किसी के दिल में न 
पैदा होवे यानी वह सत सतगुरु का थोड़ा बहुत सतसंग 
और उनकी जुगती का अभ्यास न करे तो जानना 

चाहिये कि वह जीव बड़ा अभागी है कि और और कामों 


| ७ |] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


मे लन, मन, धन लगाता है और जो खास उसके जीव 
के कल्यान की बात है, उसमें ज़रा भी तवज्जह नही 
करता, लेकिन सत सतगुरु के सन्मुख पहुँचने और 
उनके दर्शन और बचन से यह कसर भी आहिस्ते 
आहिस्ते दूर हो सकती है और वे अपनी दया से जीव 
का परमार्थी भाग जगा सकते है और आहिस्ते आहिस्ते 
उसको बढ़ा कर एक दिन अपनी दया से पूरा फल 
बर्श सकते हैं। | 


प्रकार सोलहवाँ 


तीन किस्म की शक्ति हर एक आदमी मे 
मौजूद हैं। इनमें से एक या दो अक्सर लोग 


जगाते हैं पर तीसरी सुरत यानी रूहानी 
शक्ति का थोड़ा बहुत यकीन करके जगाना 
हर एक आदमी पर वास्ते उसके जीव के 
कल्यान के मुनासिब और जरूर है।। 

१ - मालूम होवे कि हर एक शख्स में चाहे मर्द होवे 
या औरत, तीन किस्म की शक्ति मौजूद हैं। पहिली 
जिस्मानी यानी देह और इन्द्रियों की शक्ति, दूसरी मन 


और बुद्धि की शक्ति और तीसरी सुरत यानी रूह की 
शक्ति । । 
२ - असल में एक शक्ति रूह की है और मन और 
बुद्धि और इन्द्रियाँ वगैरा औजार हैं सो वही रूह की 
शक्ति अतःकरन के मुकाम पर मन और बुद्धि का काम 


| ६] चोथाभाा [७७ | भाग 


देती है और इन्द्रियों के घाट पर इन्द्रियों का काम देती 
है क्योकि जिस वक्‍त रूह की शक्ति स्विच जाती या 
सिमट जाती है यह सब औजार बेकार हो जाते हैं।। 

३ - यह सब शक्तियाँ बगैर जगाने यानी मथन 
करने के पूरी पूरी नहीं जागती हैं यानी मामूली कार्रवाई 
करती रहती हैं मगर बढ़की और अचरजी कार्रवाई जब 
तक कि अभ्यास करके जगाई न जावें, नही कर 
सकती हैं। । 


४ - जैसे एक गाँव का आदमी या जिस किसी को 
कुछ सिखाया नहीं गया, सिवाय बोझा उठाने या हल 
जोतने या दौड़ने या बोझे के जानवरों को हाँकने के 
और कोई काम नही कर सकला और उसकी मजदूरी 
भी थोड़ी होती है लेकिन जिसने किसी इच्द्रिय की 


कुव्वल मश्क करके जगाई है, वह हाथ, पेर, आँख, 
जबान और गले से बड़े भारी और अचरजी काम कर 
सकता है, जैसे लिखना, पढ़ना, तसवीर खीचना, 
गाना, बजाना, नाचना और अनेक तरह की नट विद्या 
की कार्रवाई करना और जानवरों पर सवारी और 
सिपाहगरी और कारीगरी वगैरा और इन लोगों की 
आमदनी भी ज़्यादा होती है।। 


५ - इसी तरह जिस किसी ने विद्या पढ़ कर मन 
और बुद्धि की क़॒व्वत जगाई, वह लोग अपनी अपनी 
लियाकत के मुवाफिक बड़े बड़े ओहदो पर राज दरबार 
में नोकरी पाते हैं और सैकड़ों हज़ारों लाखों और 
करोड़ों आदमियों पर हुक्म चलाते हैं और शहरों और 
मुल्कों का बन्दोबस्त करते हैं और भारी २ तनरव्व्वाहें 
पाते हैं, लेकिन जिसने कि विद्या नहीं पढ़ी और अपने 


| ७८ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


मन और बुद्धि की ताकत नही जगाई, वे लोग हाथ पेर 
यानी इद्वियों की कार्रवाई के मुवाफिक काम और 
मजदूरी पाते हैं या जिन्होंने थोड़ी विद्या और हिसाब 
किताब वगैरा सीखा, वह व्यापार और सोदागरी वगेरा 
का काम करते हैं पर हुकूमत और मुल्क का बन्दोबस्त 
उनके सुपुर्द नहीं होता।। 

६ - इन दोनों किस्म की यानी जिस्मानी और 
अकली क्ुव्वते जगाने वालो को जो कुछ कि फायदे 
होते है, वह ससारी है और उनका ठहराव थोडे दिन के 
वास्ते या हद जिन्दगी भर के लिये होता है। बाद छोड़ने 
इस देह और देश के, उन फायदो में से कोई भी जीव 
का सगी और मददगार नही हो सकता । इसी सबब से 
उनको लुच्छ और नाशमान कहा जाता है। लेकिन जो 
कोई कि अपना आइदे और हमेशे के वास्ते फायदा 
चाहता है, उसको चाहिये कि अपनी रूहानी यानी सुरत 
की ताकत को जगाने का जलन करे, तब उसको दोनों 
दुनियावी और परमाथी यानी इसी जिन्दगी मे, और भी 
आइन्दे को, हमेशे के वास्ते भारी फायदे हासिल हो 
सकते हैं। । 


७ - सुरत यानी रूह की ताकत जगाने से मतलब 
यह है कि उसको अपने घट मे ऊँचे देश की तरफ 
तरकीब के साथ चलाना और चढ़ाना ताकि वह माया 
के घेर से जिसमें उतरने के वक्‍त गोता खा गई है, 
उबर आवे और अपनी असली ताकत हासिल करे और 
कुल मालिक राधास्वामी दयाल की कि जिनकी वह 
अस है, प्यारी और दया-पात्र हो जावे।। 


| ६] चोथाभा [७९ | भाग 


८ - जैसे कि पहिली और दूसरी शक्ति बगैर मश्क 
और मेहनत सीखने वाले और मदद उस्ताद के, नहीं 
जगाई जा सकती है, ऐसे ही यह कार्रवाई जगाने सुरत 
की ताकत की भी, बगैर दया और मदद सल सतगुरु 
या उनके सच्चे अभ्यासी प्रेमी के सग के, नहीं बन 
सकती है, यानी जगवाने वाले को होशियारी के साथ 
सतसग और सेवा सतगुरू और प्रेमी जनो की और 
नित्त अभ्यास उनकी जुगल, सुरत शाब्द मार्ग, का 
करना ज़रूर है, तब आहिस्ते आहिस्ते सुरत सिमटेगी 
और चढ़ेगी और उसकी ताकत जागती जावेगी । । 


९ - जो कोई कि अपनी अपनी रूह की ताकत 
जगवाना चाहे उसको चाहिये कि दुनिया और उसके 
सामान और कुटुम्ब परिवार की मुहब्बत किसी कदर 


कम करके अपना भाव और प्यार प्रतीत के साथ कुल 
मालिक राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु के चरनों 
में लावे और सतसगा, होशियारी के साथ, करे यानी 
बचनो को चित्त से सुने और विचारे और जिस कदर 
बन सके उनके मुवाफिक करनी इख््तियार करे और 
उपदेश लेकर अतरी अभ्यास यानी सुमिरन और ध्यान 
और भजन यानी शाब्द का श्रवण थोड़ा बहुत विरह और 
प्रेम अग लेकर नित्त नेम के साथ करे तो पहिले उसके 
मन और सुरत का सिमटाव और फिर आहिस्ते आहिस्ते 
चढ़ाव होता जावेगा और उसी कदर रस और आनद 
भी अन्तर मे मिलता जावेगा ।। 

१० - जिस कदर अभ्यास और सतसग मे रस 
मिलता जावेगा, उसी कदर तरक्की मन और सुरत की 

चढ़ाई में होती जावेगी और उसी कदर सुरत का उबार 


| ८० | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


माया के घेर से होता जावेगा यानी उसी कदर सुरत 
की ताकत जागती जावेगी ।। 


११ - जिस किसी ने कि अपनी सुरत को जिस 
कदर जगाया, उसी से कुल मालिक उसी कदर राज़ी 
हुआ और बगैर उसकी चाह और माँग के, उसको 
निहायत दरजे की बडाई और शोहरत बरब्शी और 
जमाने में उसकी सेकडी और हजारौ बरस तक यादगारी 
जारी रही, जैसे कि बड़े बड़े अवतार और भक्त जन 
और पेगम्बरो और वलियो के हाल से जिसको सब 
लोग जानते हैं जाहिर है, यहाँ तक कि बाद चोला 
छोड़ने के उनकी बड़ाई और पूजा और यादगारी 
ज्यादा से ज्यादा बढ़ती चली जाती है।। 


१२ - दुनिया के लोग थोड़ी सी मान बड़ाई और 


शोहरत और यादगार के लिये बहुत मेहनत और खर्च 
करते हैं और फिर भी यह बात उनको पूरी पूरी अपनी 
जिन्दगी में भी हासिल नहीं होती और बाद चोला 
छोड़ने के कोई उनका नाम भी नही लेता और न जिक्र 
करता है, लेकिन जिन्होंने कि मालिक के चरनों में 
भक्ति करके अपनी सुरत की ताकत जगाई, उनका 
नाम और जिक्र दूर दूर देशो मे दिन दिन ज्यादा 
फैलता जाता है और मालिक अपनी दया से इस कदर 
बडाई उनको देता है कि जो कहने मे नहीं आ सकती | | 


१३ - इस वास्ते कुल जीवों को चाहिये कि वास्ते 
अपने जीव के कल्यान के जरूर थोड़ा बहुत अभ्यास 
सुरत के समेटने और चढ़ाने का मुवाफिक कायदे 
राधास्वामी मत के नेम से करें तो जो यह काम उनसे 

थोडे से थोड़ा भी बन पड़ेगा तो तीन या चार जनम में 


| ५७] चोथाभा [८ | भाग 


उनका सच्चा और पूरा उद्धार हो जावेगा यानी देह 
और दुनिया और उसके दुख सुख और भी जनम मरन 
के चक्कर से छूट कर एक दिन दयाल देश में बासा 
पावेंगे और अमर और परम आनद को प्राप्त होवेंगे | । 

१४ - जो कोई गहरे प्रेम और उमग के साथ यह 
कार्रवाई करेगा और सच्चे मालिक के दर्शनो की तड़प 
और बेकली और उमंग उसके हिरदे में विशेष होगी तो 
सत सतगुरु की दया से वह अपना काम बहुत जल्द 
बना लेवेगा। और कुल मालिक राधास्वामी दयाल 
उसको वह दरजा यानी सल गति बर्शेंगे कि जो 
औतारों और पैगम्बरों और वलियों के दरजे से बहुत 
ज्यादा और ऊँची है और जिसको यह गति हासिल 
होगी वह सत्त पुरुष राधास्वामी दयाल की मौज से 
लाखों और करोड़ो जीवों का उद्धार कर सकेगा ।। 

१५ - जिन लोगों से यह कार्रवाई यानी सुरत की 
ताकत के जगाने की बिल्कुल नहीं बन पड़ेगी और वे 
अपनी उम्र और जिन्दगी सिर्फ ससार के भोग बिलास 
में खर्च करेंगे लो वे चौरासी के चक्कर मे पड़े रहेंगे 
यानी बारम्बार जन्मेंगे और मरेंगे और नीच ऊंच देशों 
और जोनों में दुख सुख भोगते रहेंगे और कोई उनका 
उस दुख में सहाई नहीं होगा ।। 


प्रकार सत्रहवाँ 


तीन बड़ी इन्द्रियो के रस में जीव दुनिया 
में फेंसा हुआ है। इन तीनो को विशेष और 


| ८३ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
फिर महा रस अतर में मिल सकता है जो 
सुरत शब्द का अभ्यास किया जावे। और 
यहाँ के सब रस लुच्छ और नाशमान हैं और 
बा-वजूद मेहनत और मशक्कल और धन खर्च 
करने के पूरे पूरे नही मिल सकते।। 


१ - गौर से नज़र करने से मालूम होता है कि जीव 
दुनिया में बहुत करके तीन इच्द्रियों यानी आँख कान 
और जबान के सबब से ज्यादा फसे हैं और बाकी 
इन्द्रियो के भोगो मे भी आशक्ति और बधन जरूर होता 
है लेकिन इन तीन इन्द्रियों की कारवाई सब में जबर 
है।। 


२ - आँखों से देख कर और कानों से सुन कर और 
जबान से रस और स्वाद लेकर जीव दिन दिन जगत 
में फैलता और फँसता चला जाता है और इन्ही इन्द्रियों 
की कार्रवाई से अनेक तरह की तरंगे और चाहे भी मन 
में पैदा होती हैं और फिर उनके पूरा करने के वास्ते 
जतन किया जाता है और जतन के सिद्ध होने या न 
होने से दुख सुख भोगना पड़ता है।। 


३ - इन तीन इन्द्रियो के सिवाय चौथी काम इन्द्रिय 
का रस भी बहुत जबर है और इसके सबब से जो 
बधन पैदा होते हैं, वह भी भारी हैं। बल्कि दुनिया का 
विस्तार इसी इच्द्रिय की कार्रवाई यानी पेदाइश औलाद 
वगैरा से होता है लेकिन किसी खास वक्त पर जिन्दगी 
मे इस इन्द्रिय की ताकत जाहिर होती है और फिर 
किसी वक्त पर इसका ज़ोर बहुत घट जाता है।। 


| ५७] चोथाभाा [८३ | भाग 

४ - जोकि संसार के बंधनों से दुख सुख पैदा होता 
है और भोगो मे ज्यादा बर्तावा करने से रोग पैदा होता 
है ओर शुरूआत ससार के बधनों ओर भोगों में रस लेने 
की इन्द्रियाँ हैं, इस वास्ते मनुष्य को मुनासिब और 
लाजिम है कि पहिले अपनी इन्द्रियो की सम्हाल करे 
और उनमें से तीन इन्द्रियों की जिनका जिक्र ऊपर 
हुआ ज्यादा एहतियात और सम्हाल दरकार है।। 

५ - कुल सामान इस दुनिया का और सर्व इन्द्रियो 
के भोग नाशमान और हर दम बदलने वाले और 
पराधीन हैं और जो किसी का मन इन्हीं में बधा रहा 
और इन्हीं के रस और स्वाद में मगन होता रहा और 
इन्ही की प्राप्ति के लिये चाह उठा कर उम्र भर मेहनत 
के साथ जतन करता रहा तो इस स्वभाव और चाह के 
मुवाफिक वह हमेशा देह धरता रहेगा और उसके संग 
दुख सुख जो लाजमी हैं, भोगता रहेगा ।। 


६ - अब जिसके मन में ऐसी हालत जगत की देख 
कर जनम मरन और दुक्खों का थोड़ा बहुत डर पैदा 
हुआ है, वह इस बात का खोज करेगा कि आया कुल 
रचना में कोई ऐसा भी स्थान है जो अमर और सर्व 
सुख का भडार होवे ओर इसी जिन्दगी मे जतन करने 
से कुछ उस की कैफियत वास्ते दिलाने और पकाने 
यकीन के अपने अतर में मालूम पड़े सो ऐसे खोजी को 
पूरा जवाब राधास्वामी मत में मिल सकता है और भेद 
और रास्ता उस अमर और महा सुख के स्थान का और 
भी जुगल चलने की वहाँ से मालूम हो सकती है।। 


७ - मालूम होवे कि वह अमर और महा सुख का 
स्थान कुल मालिक राधास्वामी दयाल का धाम है और 


| ८८ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
हर एक आदमी के घट में मौजूद है और रास्ता उसका 
नेन नगर से जहाँ जाग्रत अवस्था में जीव की बैठक है, 
जारी है। जो कोई सच्चा दर्दी और खोजी है, उसको 
कुल भेद रास्ते और मज़िलो का और जुगल चलने की 
राधास्वामी संगत में समझाई जाती है।। 

८ - कुल मालिक राधास्वामी दयाल ने जो सहज 
जुगल मन और सुरत के समेटने ओर चढ़ाने की सुरत 
शब्द के अभ्यास से दया करके अब जारी फरमाई है, 
उसमें उन तीन इस्त्रियो को जिनका कि जिक्र ऊपर 
हुआ, बहुत जल्द थोड़ा बहुत रस मिलना शुरू हो जाता 
है यानी सूक्ष्म आँखों को रूप और रोशनी का और 
सूक्ष्म कानो को शब्द और बाजे की घुनो का और सूक्ष्म 
जबान को अमृत की बूदों का जो अभ्यास के समय 
ऊपर से झड़ती मालूम होती हैं। इस सबब से अभ्यास 
सुखाला बनता है और अभ्यासी का शौक बढ़ता जाता 
है। । 

९ - और जितने मत कि दुनिया में जारी हैं, उनकी 
कार्रवाई अक्सर बाहरमुखी है और जो थोड़ा बहुत 
अन्तरमुखी अभ्यास रक्खा है, वह नीचे के देश का है, 
और उसमें रिआयत इस किस्म की जेसा कि 
राधास्वामी मत में कुदरती तौर पर जारी है, नही है 
और न कोई खास मुकाम या मुकामों की खसूसियत है, 
इस सबब से अभ्यासी को मदद और सहारा कुछ नहीं 
मिलता है और जो कि भेद रास्ते और स्थानों का कुछ 
नहीं दिया जाता, इस सबब से उसकी चाल में तरक्की 
भी नहीं होती यानी मन और सुरत की चढ़ाई का जिक्र 
भी नहीं है यानी जो कोई कुछ अभ्यास करता है, वह 


| ५७] चोथाभा [८५ | भाग 


जहाँ का तहाँ रहता हे और प्रेम का रग इस पर नहीं 
चढता | | 


१० - राधास्वामी मत का अभ्यासी शब्द और रूप 
के सहारे ऊँचे से ऊँचे देश की तरफ रास्ते की मजिले 
ते करता हुआ चल सकता है और सूक्ष्म से सूक्ष्म और 
अति सूक्ष्म और महा सूक्ष्म रचना के मंडल से गुजर 
कर माया के घेर के पार निरमल चैतन्य देश में कि 
जहाँ सिर्फ रूहानी रचना है और मलीनता माया की 
नहीं है, पहुँच कर विश्राम करता है और वहाँ अमर और 
परम आनंद उसको प्राप्त होता है और दुख सुख और 
जनम मरन के चक्कर से हमेशा को छुटकारा हो जाता 
है।। 

११ - अब इस दुनिया और उसके सामान और 
भोगों का हाल नजर गौर से देख कर सब जीवों को 
लाजिम और मुनासिब है कि राधास्वामी मत के मुवाफिक 
जुगती का उपदेश लेकर थोड़ा बहुत अभ्यास शुरू करें 
और इसी जिदगी में कुछ कैफियत और फायदा उस 
अभ्यास का देख लें ताकि आइन्दे के भारी फायदे का 
निश्चय हो जावे और आसा राधास्वामी दयाल के चरनों 
में पहुँचने की मज़बूत हो जावे तो तीन या चार जनम 
में जीव का सच्चा और पूरा उद्धार होना मुमकिन है।। 


१२ - इसमे कुछ शक नही कि जीव इस वक्त में 
निहायत निबल और नाकारे हैं लेकिन राधार्वामी दयाल 
अपनी खास मेहर और दया से सबका बेड़ा पार लगाते 
हैं और हर तरह की मदद उनको अभ्यास की हालत में 
वास्ते चढ़ाई सुरत के देते है और निहायत दरजे की 

महिमा और बडाई इस मत की यह है कि यह सब काम 


| ८६ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


बगेर छोड़ने घरबार और रोजगार और व्यवहार के 
आसानी से बन सकता है। सिर्फ सच्चा शौक और प्रेम 
कुल मालिक के दर्शनों का दरकार है। जो यह शौक 
थोड़ा भी है तो राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु 
उसको अपनी मेहर और दया से बढ़ावेगे और उस 
जीव को एक दिन निज घर में पहुँचा कर छोड़ेंगे । । 

१३ - जो जीव कि ऊपर के बचन को नहीं मानेंगे 
और परमार्थ की तरफ से बे-परवाही करके ससार में 
लिपटे और फसे रहेंगे, उनका जनम मरन का चक्कर 
नहीं छूटेगा, ऊँच नीच देश में ओर ऊँची नीची देहियों 
के साथ दुख सुख भोगते रहेंगे ।। 


प्रकार अठारहवाँ 


सैर और लमाशे का शौक सब के दिल 
मे रहता है और उसके वास्ते लन, मन, धन 
ख़ुशी से खर्च करते हैं। अन्तर में अभ्यास 
करने से बहुत भारी सैर कुदरत की नज़र 
आ सकती है। इस वास्ते उस तरफ भी सब 
को थोड़ी बहुत तवज्जह करना जरूर है।। 

१ - दुनिया में कुल आदमियों को, चाहे मर्द होवे या 
औरत, नये शहरों और पहाड़ों और नई नई चीजों के 
देखने का शोक रहता है और इस सबब से लोग हमेशा 


तीर्थ और मेले और तमाशे और सैर के वास्ते दुनिया 
भर में चलते फिरते रहते हैं और नये मकानों और 


| ५८ ] चोथाभा ([<७ | भाग 
शहरों और पदार्थों और पुराने वक्त की यादगार इमारत 
और चीजों को देख कर खुश होते हैं।। 
२ - इस कार्रवाई में खर्च भी बहुत पड़ता है और 
रास्ते में थोड़ी बहुत तकलीफ भी होती है, लेकिन इस 
सब को बरदाश्त करते हैं।। 


३ - कोई कोई मुश्किल और खतरनाक रास्ते और 
और मुकामो में बहुत सा धन खर्च करके और तकलीफ 
उठा कर जाते है और वहाँ का हाल दरियाफ्त करके 
राज दरबार और लोगों को खबर देते हैं । | 

४ - जो कि मनुष्य की देह कुल रचना का नमूना 
है और जो कुछ कि बाहर रचना में है, वह सब नमूने 
के तोर पर हर एक आदमी के घट में मौजूद है, फिर 
जो कोई कि सच्चा शौकीन सैर तमाशे का है, उसको 
चाहिये कि अपने घट में चलना शुरू करे, तब ऐसी 
अचरजी सैर नजर आवेगी कि जिसकी तारीफ कहने में 
नहीं आ सकती और जिसका अन्त और पार नहीं है 
यानी उम्र भर बल्कि दो तीन जनम तक चलता रहे 
और हमेशा नई केफियत देख कर मगन होता जावे।। 


५ - इस सैर का कुछ इशारा और भेद सतों ने 
अपनी बानी में लिखा है, लेकिन जो कुछ कि कैफियत 
है, वह देखने ही के लाल्लुक है, ज्यो की त्यों लिखने 
मे नहीं आ सकती ।। 


६ - जो घट की यात्रा करना चाहे, उसको चाहिये 
कि संत सतगुरु के सतसंग मे जाकर भेद सिद्धान्त 
स्थान यानी कुल मालिक राधास्वामी के धाम का और 

भी रास्ते और मज़िलो का और तरीका चलने का 


| ८८ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


दरियाफ्त करे और सच्चे मन से कुल मालिक की सरन 
इख्तियार करके विरह और प्रेम अग के साथ अभ्यास 
उस जुगल का शुरू करे तो आहिस्ते आहिस्ते रास्ता तै 
होना शुरू होगा और कुछ कुछ कैफियत भी अतर में 
नज़र आती जावेगी । | 


७ - सत सतगुरु के सतसग मे जीव को खबर 
पड़ेगी कि क्या क्या सामान सफर का उसको सग लेना 
चाहिये और क्या क्या फिजूल असबाब छोड़ देना 
मुनासिब है यानी कौन कौन अग और खवास इसको 
धारन करने चाहिये और कौन कौन विकार हटाने 
चाहिये, तब रास्ते पर चलना आसानी से बन सकेगा || 


८ - जबकि दुनिया के सैर तमाशे और यात्रा वगेरा 
को लोग जाते हैं, तब अपना कारोबार और घरबार 
कुछ अर्स के लिये छोड़ देते हैं, लेकिन घट की यात्रा 
के वास्ते ज़रूरत ऐसी कार्रवाई की नही है यानी गृहस्थ 
में रहकर और रोज़गार करते हुए यह काम शुरू कर 
सकते है लेकिन सच्चा शौक कुल मालिक राधास्वामी 
दयाल के दर्शनों का जरूर चाहिये, चाहे वह थोड़ा 
होवे, तो वह सतसंग और अभ्यास की मदद से आहिस्ते 
आहिस्ते बढ़ सकता है।। 


९ - बिना सच्चे शौक के दुनिया मे भी कोई सैर 
और तमाशे के वास्ते सफर की तकलीफ और खर्च 
गवारा नहीं कर सकता, फिर परमार्थ में भी बिना सच्चे 
शोक कुल मालिक के दर्शनों के और सत सतगुरु की 
सेवा और सलसग के, कोई घट मे रास्ता तै नहीं कर 
सकला ।। 


| ५८ ] चोथाभा («६ | भाग 


१० - दुनिया के सैर तमाशे में सिर्फ दृष्टि का भोग 
है और मन को नई चीजें देख कर कुछ आनंद मिलता 
है, लेकिन जो अपने घट में सैर करना शुरू करे तो 
उसको सिवाय क़ुदरत की नई नई और अचरजी रचना 
और खेल नजर आने के, इस कदर आनंद और रस 
दिन दिन प्राप्त होता जावेगा कि उसके मुकाबले में 
दुनिया के तमाशे और रस और स्वाद आहिस्ते आहिस्ते 
फीके पड़ते जावेगे और कुल मालिक राधास्वामी दयाल 
का थोड़ा जलवा देख कर और उनकी दया की परख 
करके चरनो में प्रीत और प्रतीत जागती जावेगी और 
वह एक दिन धुर धाम में पहुँचा कर छोड़ेंगे और वह 
धुर धाम अजर और अमर है और महा चैतन्य और महा 
आनंद और महा प्रेम का भंडार है कि जहाँ पहुँच कर 
जीव भी अमर और अजर हो जाता है और परम आनद 
को प्राप्त होकर जनम मरन और देहियों के दुख सुख 
से हमेशा को बच जाता है। इसी का नाम सच्ची मुक्ति 
और पूरा उद्धार है, सो यह भारी दौलत घट में चलने 
वाले को मुफ़्त मिलेगी और सहज में उसका निरवार हो 
जावेगा।। 


११ - इस वास्ते यह काम यानी अपने घट में सैर 
करना हर एक को थोड़ा बहुत करना मुनासिब है। 
इसमे दोनों मतलब बढ़ के प्राप्त होवेगे यानी ऐसी सैर 
कुदरत की नजर आवेगी कि जिसका नमूना इस 
दुनिया में नहीं है और बढ़का परमार्थ सहज में बन 
जावेगा कि जिससे माया के घेर और आवागवन के 
चक्कर से ( कि जिसमें कुल जीव फंसे हुए दुख सुख 
भोगते हैं ) कितई छुटकारा हो जावेगा ।। 


| ५० ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


१२ - जब कि लोग दुनिया में ऐसे ऐसे मुश्किल 
मुकामों पर जाना मंजूर करते हैं कि जहाँ जान का 
खतरा भारी है, फिर बढ़की सैर ऊँचे से ऊँचे मुकामों 
के वास्ते निहायत आराम और आसानी के साथ घट में 
चलने की कार्रवाई खुशी और शौक के साथ करना 
चाहिये खास कर जब कि संत सतगुरु भेदी उन 
मुकामों के भाग से मिल जावें और अपनी दया और 
मेहर से रास्ता तै करने में मदद देते जावें।। 


१३ - दुनिया के सैर और तमाशे का फायदा और 
यादगारी बहुत कम और थोड़े दिन की है और उससे 
और लोगों को बहुत कम फैज़ और फायदा पहुँचता है, 
लेकिन जो कोई अपने घट में सैर करने का इरादा 
मज़बूत करके और सत सतगुरु की दया लेकर चलना 


शुरू करे, उसको जो खुशी और फायदे हासिल होगे, 
वह बयान में नही आ सकते और जो कुछ कि फेज, 
और जीवों को उससे पहुँचेगा, वह भी बे-अत है यानी 
उस एक चलने वाले के सबब से बहुत से आदमी उसी 
रास्ते पर चलना इख््तियार करके सच्ची मुक्ति और पूरे 
आनंद को प्राप्त होंगे और जनमान जनम के दुक्खों से 
बच जावेंगे, फिर यह सिलसिला एक से दूसरे को फेज 
पहुँचने का जारी होकर न मालूम कितने देश और किस 
कदर अर्स तक और कितने जीवो को फायदा पहुँचावेगा 
कि जिसका शुमार नहीं हो सकला ।। 

१४ - इस वास्ते जो कोई कि सूरमा और हिम्मत 
वाले जीव हैं और सख्ती और नरमी और आराम और 
तकलीफ को वास्ते अपने और औरों के उपकार के 

ख़ुशी से बरदाश्त करने को तैयार हैं, उनको जरूर 


| ५५] चोथाभा [३९१ | भाग 


इस तरफ लवज्जह लाना चाहिये यानी घट का भेद सत 
सतगुरु से लेकर जरूर इस रास्ते पर जवाँमर्दो के 
मुवाफिक कदम रखना चाहिये तो ऐसी हालत उनकी 
देख कर कुल मालिक राधास्वामी दयाल उन पर खास 
दया फरमारवेगे यानी उनका काम सहज में पूरा करेंगे।। 
१५ - ऐसे सूरमा और प्रेमी भक्तो की कार्रवाई की 
शोहरत और महिमा देशों में आपही आप फैलती है और 
अनेक जीव कुल मालिक की मोज से अपने कल्यान के 
निमित्त उनकी तरफ रुजू करते हैं और फायदा उठाते 
हैं बल्कि बाद उनके देह और दुनिया के छोड़ने के भी 
जीवो का उपकार उनके सबब से जारी रहता है।। 


प्रकार उन्नीसरवो 


लन बीमार का इलाज सब कोई कराते 
हैं पर मन की बीमारी की खबर किसी को 
नही है। उसके मुआलिज संत और साध हैं। 
उनसे मिल कर इलाज कराना चाहिये। नहीं 
तो, देह बिगड़ जावेगी यानी नीचे की जोनो 
मे बारम्बार जनम धरना और दुख सुख 
भोगना पड़ेगा | | 


१ - जब किसी को तन की बीमारी होती है तब वे 
हकीम वैद्य और डाक्टरो से इलाज कराते है और जो 
दवा और गिजा वे तजवीज करते हैं, वही खाते पीते हैं 
और जो परहेज वे बताते हैं, उसके मुवाफिक अमल | 


| ९५२ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


करते हैं यानी जिन चीजों और जिन कामों को वे मना 
करते हैं, उनमें नहीं बर्तते हैं, तब सबेर या अबेर जैसी 
बीमारी हलकी या भारी होवे, उनको आराम हो जाता 
है।। 


२ - हर बीमारी में चाहे वो हलकी होवे या भारी, 
बीमार को हकीम या वैद्य या डॉक्टर का एतबार करके 
उसकी तजवीज के मुवाफिक कार्रवाई करना पड़ता है, 
तब उसको फायदा मालूम होता है यानी बीमारी आहिस्ते 
आहिस्ते घटती जाती है और थोड़े अर्स में तन्दुरुस्त हो 
जाता है।। 


३ - सत सतगुरु जो तीनों के यानी तन मन और 
सुरत के भेदी और वाकिफकार और रखवार हैं, फरमाते 
हैं कि सब जीवों का मन थोड़ा बहुत बीमार है और 


उसकी बीमारी का इलाज करना इसी जिन्दगी में 
ज़रूर है और जो कोई बे-परवाही और गफलत करेगा, 
उसकी बीमारी दिन दिन बढ़ती जावेगी और अखीर को 
यह फल मिलेगा कि उसको चौरासी की ऊँच नीच 
जोनों में भरम कर हमेशा दुख सुख सहना पड़ेगा।। 


४ - मन की बीमारी क्या है? दुनिया की मान बड़ाई 
और भोगो की चाह से भरा होना । जिसके मन का ऐसा 
हाल है कि बारम्बार नई नई चाहें और तरंगें उठाता 
रहता है फिर उनके पूरा करने के लिये जतन करता है 
तो वह दिन दिन कर्मो का भार अपने सिर पर चढ़ाता 
जाता है क्योंकि इस कार्रवाई में उससे दोनो किस्म के 
कर्म यानी पाप और पुन्य बनेंगे और फिर उनका फल 
दुख या सुख आइदे के जनमों में भोगाना पड़ेगा और 

यह सिलसिला जब तक कि मन की बीमारी यानी 


| ५५] चोथाभा [९३ | भाग 


अनेक किस्म की फिज़ूल दुनियावी चाहों का उठाना 
बंद न होगा, बराबर जारी रहेगा।। 


५ - मन की बीमारी के मुआलिज (वैद्य) सत सतगुरु 
हैं सो जीवों को मुनासिब है कि उनके सन्मुख यानी 
उनके सलसग में जाकर अपना इलाज करावे।। 


६ - वह इलाज यह है कि सत सतगुरु के बचन 
सुन कर ससार और उसके सामान और भोग वगैरा की 
तरफ से चित्त आहिस्ते आहिस्ते हटला जावे और 
फिज़ूल चाहें मान बड़ाई और भोगों की न उठावे ।। 


७ - यह हालत मन की उस वक्त बदलनी शुरू 
होगी जब कि यह जीव बचनों को चित्त देकर सुनेगा 
और ससार और उसके सामान को नाशमान देख कर 
सत्त पदार्थ की तरफ जो हमेशा एक रस कायम रहता 
है ओर महा चैतन्य और प्रेम और आनन्द का भंडार है, 
रुजू करेगा और उसकी प्राप्ति के वास्ते मन और 
इन्द्रियों के घाट से हट कर राधास्वामी मत की जुगत 
के मुवाफिक अभ्यास करके चलना शुरू करेगा ।। 


८ - इस अभ्यास के दुरुस्ती से बनने के वास्ते 
ज़रूर है कि अभ्यासी सत सतगुरु के बचनो की प्रतीत 
करके विरह और प्रेम अग लेकर कार्रवाई शुरू करे 
क्योंकि जो मन में किसी तरह का सन्देह और शक 
बाकी रहा या चरनो में सत सतगुरु और कुल मालिक 
राधास्वामी दयाल के प्रीति न आई तो वह अभ्यास 
सुरत शाब्द मार्ग का जिसमे मन और सुरत घट मे ऊँचे 
की तरफ चढ़ाये जाते है, नही बन पड़ेगा और इस तरह 
मन की बीमारी भी दूर नहीं होगी ।। 


| ५५ |  प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


९ - कुल मालिक राधास्वामी दयाल हैं और संत 
सतगुरु जीव के सच्चे हितकारी हैं सो जो जीव कि 
दीनता के साथ उनकी सरन मे आवे उस पर वे जरूर 
दया करते हैं यानी उसके हिरदे में अपने चरनों की 
प्रीति और प्रतीत आहिस्ते आहिस्ते बसाते जाते हैं और 
उसी के साथ उसके मन और इन्द्रियो की सफाई भी 
करते जाते हैं।। 


१० - लेकिन जीवों का ऐसा हाल है कि बजाय 
अपनी बीमारी के परखने और परहेज के साथ उसका 
इलाज करने के ऐसी कार्रवाई करते हैं कि जिससे 
बीमारी बढ़ती जावे और फिर आप इस हाल से बे-खबर 
या यह कि इलाज थोडा करते है और बद-परहेजी 
ज़्यादा करते हैं कि जिस से बे-मालूम बीमारी बढ़ती 


जाती है । । 


११ - परमार्थी आदमी को जबसे अपने मन की 
बीमारी का इलाज कराना शुरू किया है एहतियात 
रखना चाहिये कि बे-जरूरत और बे-मतलब बडे आदमियो 
से न मिले और न उनका सग करे क्योकि उनसे मेल 
करने में अनेक तरह के खयाल और चाहे नई और 
फिज़ूल दिल में पैदा होती हैं और उनके सबब से रज 
और हसरत और ना-शुकरी करता है और यह बात 
बर-खिलाफ भक्ति के कायदे के है यानी इसमें मलिक 
और संत सतगुरु राज़ी नहीं होते हैं।। 


१२ - इसी तरह मेले और तमाशे और सैर बाजार 
वगैरा में भी परमार्थी शख्स को शामिल होना बगेर भारी 
ज़रूरत के नहीं चाहिये क्योंकि वहाँ भी इस मन की 
वैसी ही हालत होती है जैसी कि बड़े आदमियों से 


| ५५] चोथाभा [९५ | भाग 


मिलने और उनका सग करने से जिसका जिक्र ऊपर 
किया गया || 


१३ - ससारी लोगो के सग बैठने और गप शप 
करने से भी परमार्थी आदमी को परहेज करना चाहिये 
क्योकि ऐसे सग में झूठ सच्च बोलने और किसी की 
निंदा और किसी की स्तुति करने की आदत पड़ती है 
और वक्त बे फायदा खर्च होता है और यह बात परमार्थ 
में नुकसान करने वाली है और मन की बीमारी की 
बढ़ाने वाली है।। 


१४ - परमाथी शख्स को इस बात की भी एहतियात 
चाहिये कि अकेले बैठ कर मनोराज न करे यानी आइंदे 
के अपनी मान बडाई और भोग बिलास और तरक्की 
दुनिया और दौलत और हुकूमत और कुटुम्ब परिवार 
वगैरा के खयालात उठा कर अपने मन को खुश न करे 
क्योकि ऐसी बातों का बार बार खयाल करने से वह 
मन के स्वभाव में दाखिल हो जाते है और अभ्यास में 
उसी कदर हारिज होते हैं जैसा कि बाहर उन कामों के 
करने से नुकसान पैदा होता है।। 


१५ - जो बातें कि ऊपर लिखी गई हैं वे परमार्थ 
के हिसाब में बद-परहेजी में दाखिल हैं। उनसे मन की 
बीमारी बढ़ती है। इस वास्ते जीवों को मुनासिब है कि 
सचौटी के सग इलाज अपनी बीमारी का करावे यानी 
हित चित से सत सतगुरु का सग करें और उनके 
बचनों को धारन करके अपनी रहनी दुरुस्त करते 
जावे।। 


१६ - संत सतगुरु का सतसंग करके जीव की 
समझ और खयाल बदलते हैं यानी संसार और उसके 


| ९६ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


सामान को लुच्छ और नाशमान देखकर चित्त उससे 
हटता जाता है और राधास्वामी धाम की महिमा और 
वहाँ के आनद और बिलास का हाल सुनकर और 
उसका निर्णय समझकर मन मे शोक पहुँचने उस धाम 
का और करने दर्शन कुल मालिक राधास्वामी दयाल 
का जागता है ओर जिस कदर अभ्यासी रास्ता तै करके 
आनद और सरूर पाता जाता है उसी कदर शोक 
बढ़ता जाता है और सफाई मन की होती जाती है और 
जिस कदर प्रेम मन में भरता जाता है उसी कदर 
बीमारी और मलीनता उस की हटती जाती है और यही 
कार्रवाई एक दिन प्रेमी अभ्यासी को माया के घेर के 
पार पहुँचा कर पूरा प्रेम बख्शेगी और मन तन्दुरुस्त 
होकर अपने ठिकाने पर जो त्रिकुटी का मुकाम है रह 
जावेगा और वहाँ से सुरत अकेली सत्तलोक और 
राधास्वामी धाम की तरफ रवाना होगी।। 


१७ - ससार और ससारी लोग इस कार्रवाई में 
बहुत विघ्न डालते हैं सो सच्चे शौकीन को चाहिये कि 
अपने परमार्थ के बनाने में इन मूर्ख जीवो की सलाह न 
माने और न उनकी निदा स्लुति सुन कर अपने मन में 
घबरावे और अपना काम यानी अलर और बाहर का 
सतसंग आहिस्ते आहिस्ते ब-दस्तूर जारी रक्खे लो 
उसको चद रोज़ मे कुछ रस और आनद अपने अतर 
मे मिलेगा और फिर उसकी ताकत दिन दिन बढ़ती 
जावेगी और प्रीत और प्रतीत भी चरनों में ज़्यादा होती 
जावेगी और अपने मन की सफाई होती हुई नज़र 
आवेगी कि जिसको देख कर उसको यकीन हो जावेगा 
कि इसी कार्रवाई से एक दिन पूरा काम बन जावेगा।। 


| ५५] चोथाभा [९७ | भाग 


१८ - मालूम होवे कि कुल मालिक राधास्वामी 
दयाल और सत सतगुरु रचना भर में सच्चे हैं और या 
सुरत जोकि उनकी अंस है, सच्ची है, क्योंकि कुल 
कार्रवाई रचना की और उसका ठहराव इस लोक में 
सुरत के आसरे, जो घट घट में दयाल देश से उतर 
कर बैठी है, मालूम होता है, पर जिस सुरत ने कि संत 
सतगुरु और कुल मालिक राधास्वामी दयाल की सरन 
दूढ़ करके राधास्वामी धाम मे पहुँचने का जतन सुरत 
शब्द मार्ग का अभ्यास करके शुरू किया, वही एक दिन 
सत्त पद में पहुँच कर परम आनद को प्राप्त होगी और 
झूठे यानी माया और काया का संग कि जिसके सबब 
से हमेशा दुख सुख और जनम मरन भोगना पड़ता है, 
कतई छूट जावेगा । | 


१९ - लेकिन जो कोई कि काया और माया और 
उसके रचे हुये भोगों और पदार्थों में आशक्त रहेगा, 
उसकी प्रीत दिन दिन झूठे में और भी मन की बीमारी 
बढ़ती जावेगी और आखिर को उनके वियोग का दुख 
सहना पड़ेगा और फिर स्वभाव और बासना अनुसार 
बारम्बार देह धारन करके उन्हीं भोगों में लिपट कर 
दुख सुख सहता रहेगा और चौरासी के चक्कर यानी 
माया के घेर से उसका छुटकारा नहीं होगा ।। 


२० - इस वास्ते सब जीवों को मुनासिब और 
लाजिम है कि अपने जीव के बचाव और कल्यान के 
लिये इसी जिन्दगी में सत सतगुरु और उनके सतसग 
से किसी कदर नाता जोड़ कर थोड़ा बहुत अभ्यास 
उनकी जुगती का शुरू कर दें तो उनकी मेहर और 
दया से रफ्ते रफ्ते उनका कारज बन जावेगा यानी मन 


| ५८ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
की सफाई होकर वह अपने निज पद यानी त्रिकुटी में 
पहुँच कर मगन हो जावेगा और सुरत वहाँ से अकेली 
चल कर अपने निज धाम यानी राधास्वामी दयाल के 
चरनो मे पहुँच कर अमर आनद और बिलास को प्राप्त 
होगी ।। 


प्रकार बीसर्वों 


जिस किसी से सतों की जुगल यानी 
सुरत शाब्द मार्ग का अभ्यास कोई वजह 
करके दुरुस्ती से न बन सके तो उसको 
चाहिये कि जिस कदर और जैसा तैसा 


अभ्यास उससे बन सके, उतना ही करता 
रहे ओर सन्त सतगुरु और उनके सलसग से 
सच्चा और पक्का नाता जोड़े यानी उनमें 
थोड़ी या बहुत सच्ची और पक्की प्रीत करे तो 
वे अखीर वक्त पर अपनी दया से उसकी 
सहायता करेंगे और अपना बल देकर आइन्दे 
उससे करनी जिस कदर मुनासिब और ज़रूर 
होगी करा कर उसका पूरा काम बनावेंगे।। 

१ - जो जीव कि सत सतगुरु के सतसग और 


सरन में आये हैं और उपदेश सुरत शाब्द मार्ग का ले 
लिया है, पर उनसे अभ्यास जेसा चाहिये दुरुस्ती से 


| २] चोथाभाग [९९ | भाग 
नहीं बनता है यानी मन उनका चंचल रहता है और 
अनेक तरह की संसारी गुनावन उठाता रहता है।। 

२ - लेकिन वह जीव सलसग नेम से करते हैं और 
सत सतगुरु के दर्शन और बचन मे उनकी किसी कदर 
लाग है और थोड़ी बहुत सेवा भी लन, मन, धन की 
अपनी ताकत के मुवाफिक करते रहते हैं।। 

३ - और जो सतसंग से दूर रहते हैं तो बानी का 
रोजमर्रा थोड़े बहुत शौक के साथ पाठ करते है और 
जब जब मौका मिले सतगुरु के सन्मुख जाकर कोई 
दिन सतसंग करते हैं।। 

४ - और जो भजन में मन नही लगता है तो ध्यान 
और सुमिरन मन लगाकर करते है और जो ध्यान में भी 
मन अच्छी तरह नहीं लगे, तो सिर्फ सुमिरन राधास्वामी 
नाम का प्यार के साथ करते हैं। | 


५ - खुलासा यह कि जो वक्त उन्होंने अपने 
परमार्थ की कार्रवाई के वास्ते मुकर्रर कर लिया है, 
उसमे कोई न कोई परमार्थी काम जैसा तैसा किये 
जाते हैं और अपने मन की हालत देख कर अतर मे 
झुरते, शरमाते और पछताते रहते हैं और थोड़ी बहुत 
चिता अपने उद्धार की निसबल उनके मन मे लगी 
रहती है।। 


६ - ऐसे जीवों को मुनासिब है कि अपनी हालत 
की निरख और परख हमेशा करते रहें और संत 
सतगुरु और उनके प्रेमी भक्तों और साधुओं से प्रीत का 
नाला मज़बूत जोड़ें और अपने मन में इस बाल का 


| १०० ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


यकीन करें कि उनका काम सतगुरु दीन दयाल अपनी 
दया और मेहर से बनावेगे। | 


७ - और ऐसे जीवों को चाहिये कि सन्त सतगुरु 
और प्रेमी जन के साथ सच्ची दीनता से बर्ताव करें और 
जो कि मन उनका अंतरी अभ्यास में कम लगता है तो 
तन और धन की सेवा अपनी ताकत के मुवाफिक शोक 
और प्रीत के साथ ज्यादा कररें। | 

८ - ऐसी कार्रवाई से उनके मन मे प्रीति और 
प्रतीत बढ़ती जावेगी और उसके साथ मन भी थोड़ा 
बहुत निर्मल और निश्चल होता जावेगा और अंतर 
अभ्यास भी किसी कदर दुरुस्ती से बनने लगेगा ।। 


९ - लेकिन इन जीवों को खास कर भरोसा सत 
सतगुरु की दया का अपने मन में मजबूत रखना 
चाहिये और जैसे बने तैसे उनकी प्रसन्नता हासिल 
करने में कोशिश जारी रखनी चाहिये | । 


१० - इन जीवों की ऐसी हालत मुलाहज़ा करके 
सत सतगुरु जरूर उन पर दया फरमावेगे यानी अखीर 
वक्त पर उनकी सहायता करेगे और थोड़ी बहुत प्रेम की 
दात देकर आइन्दा उनसे अलरी अभ्यास दुरुस्ती से 
करा कर उनके मन और सुरत को ऊँचे देश में चढ़ावेगे 
और रफ्ता रफ़्ता एक दिन निज घर में पहुँचा कर 
विश्राम देंगे जहाँ हमेशा को महा सुखी हो जावेंगे।। 

११ - सन्त सतगुरु की दया का वार पार नहीं है। 
जिस जीव पर प्रसन्न हो जावें या जो कोई उनसे थोड़ी 
भी सच्ची प्रीत करे, उसका उद्धार सहज मे आप करते 
है और अपनी दया का बल देकर जिस कदर करनी 


| २] चोथाभा [१० | भाग 
मुनासिब और जरूरी है, बे-तकलीफ आप करा लेते हैं 
और थोड़ी सी प्रीत भाव पर भारी बख्शिश अपनी तरफ 
से करते हैं। । 


१२ - जिस किसी का थोड़ा बहुत नाता या रिश्ता 
मुहब्बत का सत सतगुरु से लग गया, वही जीव 
बड़भागी है क्योंकि वह नाता उसको एक दिन दयाल 
देश मे पहुँचा कर छोड़ेगा यानी माया के घेर के पार 
पहुँचा कर जनम मरन और दुख सुख के चक्कर से 
उसका सच्चा छुटकारा कर देगा।। 


१३ - सन्त सतगुरु की महिमा अपार है। जिसको 
उनका दर्शन भाग से मिला, गोया उसने सत्त पुरुष का 
दर्शन पाया, चाहे वह इस बात से खबरदार है या नहीं, 
लेकिन दर्शन का असर जरूर होवेगा यानी उसकी 
सुरत ऊँचे स्थान पर चढ़ाई जावेगी, चाहे यह काम 
जल्दी होवे या कुछ देर के साथ, मुताबिक उस शख्स 
के कर्मो के। जो कर्म उसके हलके ओर थोडे हैं तो वह 
सतसग में शामिल होकर अभ्यास मे लग जावेगा और 
दया और मेहर लेकर जल्दी अपना काम बनवा लेगा 
लेकिन जो कर्म उसके भारी और बहुत से हैं तो दया 
से उनका जल्द कटना शुरू हो जावेगा यानी एक दो 
तीन जनम में, चाहे जिस जोन में उन कर्मो का भोग 
करके, सलसग मे आवेगा और शौक के साथ बचन 
सुन कर और सुरत शब्द मार्ग का उपदेश लेकर 
अभ्यास में लग जावेगा ।। 

१४ - सिवाय परमार्थी नाते के जो कोई संत 
सतगुरु से किसी किस्म का नाता या प्रीत थोड़ी या 

बहुत जोड़ेगा, वह भी दया से खाली नहीं रहेगा, चाहे 


| १०२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


वह उनकी महिमा जाने या नही यानी अत समय पर 
उसकी सुरत की किसी कदर सम्हाल की जावेगी और 
सुख स्थान में बासा दिया जावेगा ।। 


१५ - दुनिया मे कोई बादशाह या महाराजा वक्त 
का जिस किसी को भेष बदले हुये जहाँ कहीं मिला तो 
चाहे उसने उसको पहिचाना या नही पर मुलाकात और 
बात चीत तो उसकी बादशाह से हुई और जो वह 
किसी बात से खुश हुआ तो तख्त पर बैठ कर उसको 
जो चाहे वह इनाम दे दिया, तब उस जीव को खबर 
पड़ी कि में किससे मिला और क्या फायदा हासिल 
हुआ, ऐसे ही जो कोई संत सतगुरु से मिला, वह 
असल मे सत्त पुरुष से मिला और उन्होने दया करके 
सिवाय जरूरी सामान दुनिया के उसको भक्ति या प्रेम 
की दात बख्शी। फिर वही बर्शिश उसके प्रेम और 
भक्ति यानी अभ्यास को बढ़ाती हुई एक दिन निज घर 
में पहुँचा कर छोड़ेगी। तब ज्यों ज्यों तरक्की होती 
जावेगी उसको ख़बर पड़ती जावेगी कि में किससे 
मिला और कैसी भारी दया उन्होने मुझ पर करी और 
जब वे दूसरे जनम में फिर मिलेंगे और मेहर से थोड़ी 
बहुत अपनी पहिचान बरूशेंगे तब यह सर्व अंग से 
उनकी सेवा और सलसग और अभ्यास करेगा और 
दिन दिन अपना काम बनता हुआ देख कर मगन और 
निःचिन्त हो जावेगा।। 


१६ - ऐसी महिमा सत सतगुरु की समझ कर हर 
एक जीव को, चाहे औरत होवे या मर्द, मुनासिब और 
लाजिम है कि जेसे बने तैसे थोड़ी या बहुत प्रीत उनके 
चरनों मे करे और चाहे जिस किस्म का नाता मुहब्बत 


| २० ] चोथाभाा [१०३ | भाग 


का उनके चरनो मे जोड़ लेवे तो आहिस्ते आहिस्ते एक 
दिन उनकी मेहर और दया से छुटकारा उसका काल 
और कर्म के घेर और मन और माया के जाल से जरूर 
हो जावेगा और अपने निज घर में पहुँच कर परम 
आनंद और परम शान्ति को प्राप्त होगा ।। 

१७ - सन्त सतगुरु का मिलना और उनकी थोड़ी 
बहुत पहिचान करना महा कठिन है क्योंकि वे गुप्त 
रहते हैं और जाहिर में जीवों की तरह बर्ताव करते हैं, 
इस वास्ते उनके सन्मुख जाना और सलसग मे शामिल 
होना और उपदेश लेकर अभ्यास दुरुस्ती से करना, 
बड़े भारी और कठिन काम है और हर एक की ताकत 
नही कि इस मार्ग मे कदम रक्खे क्योकि पहिले तो 
अपना ही मन बे-ईमान हे यानी अपने सच्चे मालिक को 
भूल कर दुनिया के भोग और बिलास में अटक रहा है 
और उनकी तरफ से हटना नही चाहता और न दुनिया 
और उसके सामान और कुटुम्ब परिवार वगेरा की 
बुराई या नाशमानता का हाल सुनना चाहता है, बल्कि 
जो कोई उसको बयान करे तो हरचद जानता है कि 
वह सच कहता है, तो भी उससे मन में नाराज़ होकर 
उसकी सूरत देखना और उसके पास बैठना और बचन 
सुनना मजूर नही करता, दूसरे कुटुम्ब परिवार बिरादरी 
दोस्त आशना पड़ोसी वगैरा जिन के घट घट मे वैसा 
ही मन बैठा हुआ है, हर तरह से अपना विरोध सच्चे 
परमार्थ की कार्रवाई से ज़ाहिर करते हैं यानी संत 
सतगुरु ओर उनके सतसंग और उनकी भक्ति की चाल 
ढाल की निसबल उल्टे सीधे बचन तान और निदा के 
सुना कर अपने रिश्तेदार या दोस्त को उसमें शामिल 
होने से मना करते हैं और तरह तरह के रोक और | 


| ५०४]  प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


अटकाव लगाते हैं कि जो वह सलसग में शामिल भी हो 
जावे तो धमकी देकर और हर तरह से उसको तग 
करके परमार्थ से हटा देते हैं, ऐसी सूरत में कोई बिरले 
परमार्थी जीव सतसग में शामिल होकर ठहरेंगे और 
सेवा सतसंग और अभ्यास करके सत सतगुरु के चरनों 
में प्रीति और प्रतीत बढ़ाते हुए अपने जीव का कारज 
बनवा लेवेगे और बाकी जीव निदा वगैरा के डर से 
सलसग मे भी नही जावेगे, इस तरह बगेर सच्ची लगन 
के सन्त सतगुरु से मिलना और उनके चरनों में प्रीत 
का जारी रहना कठिन है।। 


१८ - दुनिया में लोग चाहे जेसी बद-फेली करें 
कोई उनसे कुछ नहीं कहता क्योकि सब का मन जो 
काल और शैलान का गुमाइता है, ऐसे कामों में राज़ी 


होता है पर सच्चे परमार्थ के स्थान पर जाने से उसको 
निहायत डर अपनी मौत और दुनिया और उसके भोग 
बिलास के छूटने का पैदा होता है और इस सबब से 
शामिल होना नहीं चाहता । जिन जीवों पर संत सलगुरु 
और धुर की मेहर है उनका मन संसारी जीवों के मन 
से मुवाफिकत नहीं करता क्योकि उसमे बजाय दुनिया 
की प्रीत के कुल मालिक राधास्वामी दयाल और सत 
सलगुरु के चरनो की प्रीत का बीजा बोया हुआ है और 
वह दिन दिन उनकी दया और मेहर से बढ़ने और 
फलने वाला है।। 


| ३ ] चोथाभा [१०५ | भाग 
प्रकार इक्कीसवाँ 

जमीन की चोटी यानी क़॒ुतुब और नये 
नये मुलको और जगलो और पहाड़ों का हाल 
दरियाफ्त करने के लिये, और भी वास्ते 
बनाने नई नई कले और सवारियाँ हवा मे 
और पानी और जमीन पर चलने की, बहुत 
कोशिश और मेहनत और तन, मन, धन का 
खर्च हिम्मत वाले लोग कर रहे हें। इसके 
सिवाय हाल आसमानी रचना और डल्म 
कीमियागरी और क्ुव्वल बर्की वगेरा की 
लहकीकात करके बहुत सी बातें ईजाद कर 
चुके हैं और करते जाते हैं कि जिनके सबब 
से अवाम को थोड़ा बहुत फायदा दुनियावी 
पहुँचना मुमकिन है। लेकिन घट के भेद की 
बहुत कम वाकफियत है। इस तरफ भी यानी 
अपने अन्तर मे तवज्जह करके कुछ हाल 
दरियाफ्त करना मुनासिब मालूम होता है कि 
जिससे भारी फायदा जीवो का वास्ते हासिल 
होने मुक्ति और परम आनन्द बाद मरने के 
मुतसव्वर है।। 


| १०६ ].. प्रेम पत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


१ - दुनिया में देखने में आता है कि बहुत से इलम 
और शौक वाले लोग अपनी तेज़ हिम्मत और बुलन्द 
होसलगी और तलाश और तहकीकात और मेहनत और 
मशक्कत से और तन मन धन खर्च करके बहुत से नये 
नये मुलको और सितारों वगैरा के हाल की खबर देते हैं 
और नई नई कले और नई नई इलल्‍मी बाते जाहिर 
करते हैं कि जिनसे दुनिया के लोगों को थोड़ा बहुत 
आराम और फायदा पहुँचता है या अचरजी बातें और 
कार्रवाइयाँ सुनने और देखने में आती हैं।। 

२ - इनमें से बहुत से ऐसे काम हैं कि उनमें 
इत्तिफाक से जान और माल का नुकसान भी हो जाता 
है लेकिन फिर भी हिम्मत वाले लोग उन कामों के पूरा 
करने के वास्ते बराबर कोशिश जारी रखते हैं।। 


३ - फायदा इन कार्रवार्डयो का इस कदर हे कि 
दुनिया में इलम और अक्ल की तरक्की होती है और 
कलो वगैरा की ईजाद से लोगो को इसी जिन्दगी में 
नफा और आराम पहुँचता है लेकिन बाद मरने के क्या 
हाल होगा, इसकी तहकीक खबर बहुत कम मालूम 


है।। 


४ - जो कोई ऐसा हिम्मत वाला है कि वह इस 
तहकीकात पर कमर बाँधे कि सच्चा मालिक कौन और 
कहाँ है और जीव को बाद मरने के किस तरह सुख 
मिल सकता है और दुक्‍्खों से कैसे बचाव हो सकता है 
और कौन कार्रवाई इसको इस जिन्दगी में करना 
चाहिये कि जिससे अपने निज घर में जहाँ से जीव 
आया है, पहुँचे और माया के देश में नीची ऊँची जोनों 

में भरम कर दुख न पावे।। 


| २] चोथाभा [१०७ | भाग 


५ - ऐसा शख्स परमार्थी कहलाता है और उसी के 
हिरदे में सच्चे मालिक का प्रेम जागेगा यानी जिस 
कदर भेद और महिमा सच्चे मालिक राधास्वामी दयाल 
की उसको मालूम होती जावेगी, उसी कदर उसके 
दिल में प्यार और शोक मिलने का पैदा होगा।। 

६ - ऐसे खोजी और लहकीकात करने वाले को 
सिर्फ राधास्वामी मत में पूरा पूरा हाल और भेद मालिक 
का और जुगल उसके मिलने की मालूम हो सकती है। 
और जितने मत कि दुनिया में जारी हैं, उनमें सच्चे 
खोजी को मुफस्सिल हाल और भेद नहीं दरियाफ्त हो 
सकता और न उसकी तसल्ली हो सकती है।। 


७ - जो कि इस दुनिया मे कोई चीज़ ठहराऊ नहीं 
है, सब का अपने अपने वक्‍त पर अभाव हो जाता है, 
इस वास्ते यहाँ के इलम और अक्ल और सुख और 
आराम वगैरा का कुछ एतबार नही हो सकता और न 
यहाँ के दुक्खों के दूर करने का जलन किसी से पूरा 
पूरा बन सकता है, फिर चाहे जैसे सुख और दौलत 
और हुकूमत वगैरा किसी को हासिल हो जावे, एक 
दिन उनको जरूर छोड़ना पड़ेगा । | 


८ - इस वास्ते सच्चे खोजी को दरियाफ्त करना 
नीचे की लिखी हुई बातो का बहुत जरूर है कि जिससे 
वह यहाँ के नाशमान दुख सुख से बचकर ऐसे देश में 
बासा पारवे कि जो अमर है और जहाँ पहुँच कर यह भी 
अमर हो जावे और जहाँ इसको परम आनन्द प्राप्त होवे 
और दुख और कलेश किसी तरह का वहाँ न होवे।। 


९ - तहकीकात करने के लायक बातें यह हैं :- 


| १०८ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 

(१) - कुल मालिक कोन है, कहाँ है ओर केसा है? 

(२) - जीव कौन है और कहाँ से आया और अमर 
है या क्या? 

(३) - यह दुनिया कौन देश है? 

(४) - जो जीव अमर है तो उसको कौन कार्रवाई 
वास्ते प्राप्ति अमर सुख और पहुँचने अपने निज धाम के 
करना चाहिये ताकि दुख सुख और जनम मरन के 
चक्कर से पूरा बचाव हो जावे? 

(५) - थोड़ा बयान रास्ते के हाल का और कैफियत 
चलने वाले की।। 


१० - ऊपर के पाँच सवालों का मुख्तसिर जवाब 
नीचे लिखा जाता है :- 

(१) - कुल मालिक की मौजूदगी मे किसी तरह का 
शक नहीं है। देखो यहाँ की रचना इस सूरज के 
आधीन है और यह सूरज उससे ऊँचे सूरज का आधीन 
है ओर इसी तरह वह सूरज सत्तनाम सत्त-पुरुष के 
आधीन है और सत्तनाम कुल-मालिक राधास्वामी दयाल 
के आधीन है। यह पद अपार और अनंत और अमर 
और अजर है और ऊंचे से ऊँचा उसका धाम और देश 
है और शब्द और प्रेम का अथाह भंडार है और शब्द 
और प्रेम ही उसका निशान और जहूरा है।। 


(२) - जीव यानी सुरत सत्तपुरुष राधास्वामी दयाल 
की अस यानी किरन है और उनके चरनों से उतर कर 
नीचे के देश मे आई है और अब पिंड में आँखों के 
मुकाम पर बैठ कर इस दुनिया मे कार्रवाई कर रही है 

और मुवाफिक अपने भडार और पिता के, अमर और 


| २ ] चोथाभाा [१०९ | भाग 


अजर है और शब्द ही उसका भी ज़हूरा है यानी जब 
तक आदमी बोलता है, जिन्दा है और जब बोल बन्द 
हो गया, मुरदा है यानी सुरत देह को छोड़ गई | | 


(३) - यह दुनिया निर्मल चैतन्य और मलीन माया 
का देश है यानी संतों के हिसाब के मुवाफिक तीसरा 
दरजा है ओर दूसरा दरजा इससे ऊँचा जिसको ब्रह्मांड 
कहते हैं, निर्मल चैतन्य और शुद्ध माया का देश है ओर 
उससे भी ऊंचा पहिला दरजा जिसको निर्मल चैतन्य 
देश कहते हैं और जहाँ माया नही है, कुल-मालिक सत्त 
पुरुष राधास्वामी का धाम है। इस मलीन माया देश मे 
दुख सुख और जनम मरन का चक्कर चल रहा है और 
उसके सबब से जीव कष्ट और कलेश भोगले हैं।। 

(४) - सन्त सतगुरु की संगत में पहुँच कर उनसे 
दीनता और प्रीत के साथ उपदेश लेकर सुरत शाब्द 
मार्ग का नित्त अभ्यास करे और कुल मालिक 
राधास्वामी दयाल के चरनों की सरन दृढ़ करके प्रीत 
और प्रतीत बढ़ाता रहे और बाहर से चित्त देकर 
सलसग और सेवा तन, मन, धन की जिस कदर बन 
सके करता रहे और जो इत्तिफाक से सलसग में 
ठहरना न होवे तो थोड़ा सा पाठ बानी का समझ समझ 
कर शौक के साथ करता रहे और जहाँ तक मुमकिन 
होवे बचनों के मुवाफिक अपनी रहनी भी दुरुस्त करता 
जावे। | 

(५) - पिंड यानी रचना के तीसरे दरजे में छ: चक्र 
हैं और छठे में असली बैठक सुरत की है और सन्तों का 
रास्ता यहीं से यानी नैन नगर में होकर चलता है। 

ब्रह्मांड यानी दूसरे दरजे में तीन मुकाम है और उसके 


| ११० | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


ऊपर महासुञ् का मैदान है जो कि निर्मल चैतन्य देश 
और ब्रह्म और माया देश के बीच मे बतौर हह के वाके 
है और पहिले दरजे यानी निर्मल चैतन्य देश में चार 
मुकाम हैं और इनके परे कुल मालिक राधास्वामी का 
निज धाम है।। 

अभ्यासी को रास्ते में शब्द सुन कर और स्वरूप 
का दर्शन करके अथवा प्रकाश देख कर रस और 
आनद पैदा होगा और कुछ कुछ राधास्वामी दयाल की 
दया और मेहर की परख होती जावेगी। तब उसकी 
प्रीति और प्रतीत चरनों में आहिस्ते आहिस्ते बढ़ती 
जावेगी और ससार और उसके सामान की तरफ से 
उसी कदर मन हटता जावेगा और फिर जिस कदर 
अभ्यास की तरक्की मेहर और दया से होती जावेगी, 
उसी कदर आनद और प्रीत और प्रतीत चरनो मे बढ़ती 
जावेगी । और ज्यादा हाल बानी और बचन से मालूम 
होवेगा | | 


११ - सच्चा खोजी और ददी इस हाल को सुन कर 
बहुत खुश होगा और दिलो-जान से वास्ते पूरा करने 
अपने मतलब यानी प्राप्ति दर्शन कुल मालिक के 
कार्रवाई करने को तैयार होगा और सत सतगुरु के 
चरनों में प्रेम और भाव के साथ बर्ताव करेगा और 
उनके उपदेश के ब-मूजिब अभ्यास शुरू करके उसमें 
आहिस्ते आहिस्ते तरक्की हासिल करेगा ।। 

१२ - इस लरकीब से उसको सन्तों के बचन की 
अपने अंतर में जाँच होती जावेगी और दया और मेहर 
की परख करके दिन दिन प्रीत और प्रतीत और शोक 
चरनों मे कुल मालिक राधास्वामी दयाल के, बढ़ता 


| २] चोथाभ [१११ | भाग 
जावेगा और एक दिन धुर धाम मे पहुँच कर उसका 
कारज पूरा बन जावेगा ।। 

१३ - ऐसे प्रेमी और दर्दी सेवक के दर्शन और सग 
और बचन बिलास से बहुत से जीवों को फायदा होगा 
यानी वे भी परमार्थ की कार्रवाई में शामिल होकर 
अपना भाग जगा कर सच्चे उद्धार के भागी हो जावेंगे 
और यह सिलसिला एक दूसरे से आइन्दे को बढ़ता 
जावेगा | | 


१४ - खोजी सेवक और जिस जिस को उस का 
सग होगा, अतर में कुछ रस पा कर और कुल मालिक 
की दया और कुदरत देख कर सच्चे परमार्थ की महिमा 
जानेगे और अपने भागो को सराह कर निहायत मगन 
होवेगे और तब उनको खबर पड़ेगी कि दुनियावी और 


परमार्थी तहकीकात और तलाश और उसकी कार्रवाई 
मे किस कदर फर्क है और फिर किस कदर लोगों पर 
फर्ज़ है कि बजाय बाहर में तहकीकात और तलाश 
करने रचना की चीजों के, अपने घट में तवज्जह और 
तहकीकात करने और रास्ता काटने में किस कदर 
भारी और अनमोल और हमेशा का रूहानी फायदा है। 
सिर्फ अपने ही वास्ते नहीं बल्कि सब जीवो को जो जो 
बचन सुने और मानें और उसके मुवाफिक कार्रवाई 
करें। | 


| १२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
प्रकार बार्डसवाोँ 


दुनिया का कोई काम सीखने या करने 
के वास्ते शोक और सिखाने वाला और सीखने 
वालों का सग दरकार है। इसी तरह परमार्थ 
की कार्रवाई के वास्ते मालिक के चरनो का 
प्रेम और सतगुरु और प्रेमी जन का सग 
जरूर है। लब दुरुस्ती के साथ अभ्यास बन 
पडेगा और आहिस्ते आहिस्ते तरक्की होती 
जावेगी | | 


१ - दुनिया में जितने काम और इलम और हुनर 


और कारीगरी वगैरा है बगैर शोक सीखने वाले के और 
बगैर उपदेश और तालीम सिखाने वाले के, नहीं 
हासिल होते हैं,बल्कि सीखने वालों की जमाअत'" में 
दाखिल? होने से जल्दी सीखने में आते हैं ओर शोक भी 
तेज़ हो जाता है।। 


२ - इसी तरह जो कोई सच्चा परमार्थ हासिल 
किया चाहे, वह भी बगैर संत सतगुरु और उनके 
सलसग के और भी बगैर शौक और प्रेम के नहीं प्राप्त 
हो सकता है। इस वास्ते सच्चे खोजी और दर्दी 
परमार्थी को पहिले सतगुरु और सतसंग का तलाश 
करना जरूर है और जब उनका पता मिल जावे तो 
वहाँ जाकर दीनता के साथ और कपट छोड़ कर 
शामिल होना चाहिये।। 


| १-संगत।२-शामिल | - सगत। २ - शामिल 


| २] चोथाभाग [११३ | भाग 


३ - पहिले दिन सत सतगुरु और सतसंग की 
महिमा और उनकी गति की अच्छी तरह खबर नहीं 
पड़ेगी लेकिन जो कोई पाँच चार या ज्यादा दिन बराबर 
सतस करेगा और बचन चित्त देकर के सुनेगा और 
उनका मनन और बिचार भी करेगा तो उसको मालूम 
होगा कि सल अथवा राधास्वामी मत से ऊँचा और 
गहरा और धुर पद में पहुँचाने वाला और कोई मत 
रचना भर में नहीं है और जो भेद रास्ते और मंजिलों 
का और जुगत चलने की जेसा कि खोल कर सफाई 
के साथ राधास्वामी दयाल ने अपनी बानी और बचन मे 
वर्णन किया है उस का जिक्र पूरा पूरा और साफ साफ 
किसी मत की किताबों में पाया नहीं जाता।। 


४ - इस वास्ते सच्चे खोजी और ददी परमार्थी को 
चाहिये कि भटकना और अटके छोड़ कर मन और 
चित्त से राधास्वामी मत का अभ्यास शुरू कर दे और 
होशियारी के साथ सतसंग के बचन सुन कर और 
समझ कर ससार और ससारी जीवों मे और भी माया 
और उसके रचे हुए पदार्थो और भोगों में प्रीत कम करे 
और उनकी प्राप्ति के वास्ते फिज़ूल चाह न उठावे ।। 

५ - जब इस तरह सलसग किया जावेगा, तब मन 
मे से भाव और प्यार ससार और उसके भोग विलासो 
का घटना शुरू होवेगा और उसी कदर परमार्थ और 
उसके भेद की महिमा और बड़ाई चित्त मे समाती 
जावेगी और थोड़ा बहुत अभ्यास भी दुरुस्ती से बनता 
जावेगा और अन्तर में मेहर और दया से थोड़ा थोडा 
रस भी मिलता जावेगा और शौक और उमग बढ़ते 

जावेगे | | 


| (४ ]  प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


६ - ऐसे सच्चे परमार्थी को दया करके सत सतगुरु 
अपनाते हैं और हर तरह से उसकी रक्षा और सम्हाल 
करते हुए उसकी समझ बूझ और अभ्यास में मुनासिब 
तरक्की देते जाते हैं कि जिससे उसके मन के ससारी 
बधन दिन दिन ढीले होकर चरनों में प्रीत और प्रतीत 
बढ़ती जाती है और सतगुरु की आज्ञा के अनुसार 
अपना व्यवहार और बर्ताव दुरुस्त करता जाता है।। 


७ - और सतसग में प्रेमी जन की हालत और 
उनका भक्ति अग मे बर्ताव देखकर सच्चे परमार्थी के 
मन में प्रेम और उमंग जागते हैं और भक्ति की रीति मे 
दिन दिन तरक्की के साथ बर्ताव होता जाता है और 
अंतर में आहिस्ते आहिस्ते मन और सुरत की चढ़ाई भी 
होती जाती है।। 


८ - हरचद मन और माया और काल और कर्म 
अनेक तरह के विघ्न डालते हैं, पर सत सतगुरु की 
दया और सच्चे परमार्थी की लगन और मेहनत से वे 
आहिस्ते आहिस्ते कटते जाते हैं और अभ्यास में थोड़ी 
बहुत आसानी होती जाती है।। 

९ - कुटुम्बी और बिरादरी के लोग और दोस्त 
आशना सच्चे सतसग की निदा करते हैं और सच्चे 
परमाथी को अनेक तरह के डर दिखा कर और धमका 
कर हटाना और रोकना चाहते है, लेकिन राधास्वामी 
दयाल और सत सतगुरु की दया से उन लोगों की 
तदबीरें पेशा नही जाती हैं, बल्कि सच्चे परमार्थी को 
पक्का करती हैं और उसकी प्रीत ओर प्रतीत को तेजी 
और मजबूती देती हैं।। 


| २] चोथाभ [११५ | भाग 


१० - अफसोस का मुकाम है कि दुनिया के कामों 
में कुटुम्बी ओर बिरादरी के लोग और दोस्त आशना 
सब मदद देते हैं पर सच्चे परमार्थ की कार्रवाई में 
बजाय मदद देने के अनेक तरह के विघ्न डालते हैं 
और अदावत करते हैं, लेकिन जो कुल-मालिक 
राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु की दया शामिल 
हाल है तो सच्चे परमार्थी का कुछ अकाज नहीं हो 
सकता बल्कि यह सब लोग उसकी नज़र में नादान 
और ओछे और मालिक की भक्ति के विरोधी नजर आते 
हैं और इस सबब से उसकी प्रीत और बधन इनके 
साथ दिन दिन घटता जाता है और अतर की सफाई 
जल्द होती जाती है ।। 


११ - प्रेम या शोक बहुत भारी और अनमोल पदार्थ 


है और जिस घट में यह थोड़ा बहुत प्रकट हुआ, वहाँ 
सफाई करेगा यानी ससारी चाही को हटावेगा और मन 
के बिकारी अंगों को दूर करेगा।। 

१२ - प्रेम की दौलत जिस किसी को थोड़ी बहुत 
मिली वही बड़भागी है और वही सच्चे मालिक और संत 
सतगुरु की दया लेवेगा।। 


१३ - जिस घट मे मालिक के चरनों का प्रेम थोड़ा 
बहुत बसा है, वही आहिस्ते आहिस्ते सब का प्यारा हो 
जावेगा और उसके मन में सब की तरफ प्यार और 
दया भाव पैदा होता जावेगा और अपने अतर में वह 
हमेशा मगन रहेगा, सिफ प्रेम के बढ़ने की तड़प लगी 
रहेगी । | 


| (१६ ].. प्रेम पत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


१४ - सच्चे मालिक के भक्त और प्रेमी जन सदा 
शान्त स्वरूप रहते हैं और जो कुछ कि मालिक देवे 
और जैसे उनको रक्खे, उसी में राज़ी रहते हैं।। 

१५ - सच्ची दीनता प्रेमियों का जेवर है और क्षमा 
करना उनका स्वभाव हो जाता है।। 

१६ - सच्चे प्रेमी कुल-मालिक और संत सतगुरु की 
सेवा में तन मन धन बहुत ख़ुशी और उमंग के साथ 
लगाते हैं और उनके यही चाह जबर रहती है कि 
कुल-मालिक राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु की 
प्रसन्नता हासिल करें। | 

१७ - प्रेमी भक्त पर इस कदर दया रहती है कि 
उसकी सुरत और मन को अंतर अभ्यास में कोई चीज़ 
रोक या लुभा नहीं सक्ती और न बाहर कोई माया के 
पदार्थ या भोग उसको अटका सकते हैं।। 


१८ - जिस घट में प्रेम प्रकट है, वही सुमत और 
आनद का बासा है ओर जहाँ मालिक के चरनों का प्रेम 
नहीं है, वहीं कुमत और क्लेश का थाना है।। 


१९ - यह प्रेम सत सतगुरु और प्रेमी जन के संग 
से हासिल होगा। और कोई जतन उसकी प्राप्ति का 
दुरुस्त नही है। खुलासा यह कि यह दौलत सतगुरु की 
दात है। जिस पर वे दया करें उसी को बरब्शे। 

२० - जो कि बगेर प्रेम के कुल-मालिक के धाम में 
पह्टुँचना मुमकिन नहीं है, इस वास्ते हर एक सच्चे 
परमार्थी को चाहिये कि पहिले सत सलगुरु का खोज 
करे और जब वे भाग से मिल जावे, तब उनका 
सतस और सेवा करके उनकी दया और प्रसन्नता 


| २३] चोथाभा [११७ | भाग 


हासिल करे, तब प्रेम की बर्शाइश होगी और उससे 
सब कारज सिद्ध होते चले जावेंगे यानी सब की प्रीत 
हट कर या घट कर सत सतगुरु और मालिक के 
चरनों में गहरा प्रेम आ जावेगा और तब ही सुरत और 
मन चढ़ना शुरू करेंगे और आहिस्ते आहिस्ते एक दिन 
धुर धाम में पहुँच कर सच्चे मालिक का दर्शन और 
उसके चरनों में बासा मिलेगा ।। 

२१ - जिस मत में सत सतगुरु और कुल मालिक 
के चरनों में प्रेम की जरूरत नही समझी जाती है और 
न उस प्रेम की प्राप्ति के वास्ते कोई जतन कराया 
जाता है, वह मत थोथा और खाली है। उसमें कभी 
जीव का सच्चा और पूरा उद्धार नहीं होगा। इस वास्ते 
सच्चे परमाथी को मुनासिब है कि सिवाय सत अथवा 
राधास्वामी मत के और किसी मत में शामिल होकर 
अपना वक्त बे-फायदे न खोवे, क्योंकि वहाँ सिवाय 
जाहिरी और दिखावे की कार्रवाई के, और कोई जतन 
वास्ते सफाई और चढ़ाई मन और सुरत के, जारी नही 
है।। 


प्रकार तेर्ड॑सवो 


जड़ चैतन्य की गॉठ कुदरती लगी हुई है 
और इस संसार में बहुत जगह जीवों ने आप 
बन्धन लगाये हैं, सो हर एक को मुनासिब है 
कि मरने से पेश्तर उस गाँठ के खोलने का 
जतन शुरू कर दे और जगत के बन्धन जहाँ 


| (१८ |  प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


तक मुमकिन हो, ढीले करे ताकि अख़ीर 
वक्त पर काल की खीचातानी का दुख और 
क्लेश न सहना पड़े और सहज मे छुटकारा 
होकर सुरत अपने देश की तरफ सिधारे।। 


१ - मालूम होवे कि वक्त उतार सुरत के पहिली 
गॉठ जड़ चैतन्य की त्रिकुटी के मुकाम पर लगी, जहाँ 
चैतन्य की माया के साथ मिलौनी हुई और फिर 
दरजे-ब-दरजे उतार होकर वह मिलोनी बढ़ती गई, 
यहाँ तक कि सुरत का बंधन साथ मन और इन्द्रिय 
और देह के बहुत मज़बूत हो गया।। 

२ - वक्त पैदाइश से जवानी की उम्र तक सुरत 
का फैलाव देह में होता है और अग अग में उसका 
बधन मजबूत हो जाता है।। 

३ - इसी आरसे में जीव का बंधन यानी मुहब्बत 
साथ कुटुम्ब परिवार और बिरादरी और दोस्त आश्‍इनाओं 
के पैदा हो जाता है और अनेक भोगों और पदार्थो में 
रस पा कर जीव की आशक्ति भारी हो जाती है।। 

४ - खुलासा यह है कि अनेक जीवों और चीजों 
और भोगों मे आशक्ति और बधन पैदा करके जीव इस 
संसार में बहुत दुख और क्लेश सहते हैं यानी अलावे 
भोगने फल अपने कर्मो के दूसरों के कर्मों का असर भी 
(जब उनको दुख होता है) झेलना और सहना पड़ता है 
और जाहिरा कोई जतन ऐसे दुक्खो से बचाव का नहीं 
मालूम होता है। । 


| २३]... चोथाभा..... [११९ | भाग 

५ - जब वक्‍त मौत का आता है, उस वक्‍त काल 
सुरत और मन को ऊपर की तरफ खीचता है और यह 
दोनों अपने स्वभाव और आशक्ति के मुवाफिक अंग २ 
की तरफ, और भी बाहर के बंधनों की तरफ, झोका 
खाते हैं और खिचते हैं और इस खेैंचातानी में बहुत दुख 
और क्लेश होता है और झटके और झकोले खाने पड़ते 
है। । 

६ - इस तकलीफ के कम या दूर करने का जो कि 
आखीर वक्त पर थोड़ी या बहुत सब जीवों को गुप्त या 
प्रकट सहनी पड़ती है, कोई भी जतन या इलाज नहीं 
करता, बल्कि बहुत से लोग उससे बिल्कुल बे-खबर हैं 
और इस कदर दुनिया के कामो मे फेंसे हुए हैं कि कभी 
मौत के वक्‍त की हालत का ख्याल भी नही करते।। 

७ - कुल मालिक राधास्वामी दयाल ने सत सतगुरु 
रूप धारन करके फरमाया है कि कुल जीवो को चाहे 
औरत होवें या मर्द, मुनासिब और लाजिम है कि जीते 
जी यानी इसी जिन्दगी मे अपने प्रकट और गुप्त बधनों 
के तोड़ने या घटाने का जलन शुरू करदें और उस 
जलन या तरकीब का असर और फायदा राधास्वामी 
मत के मुवाफिक अभ्यास करने से हासिल होगा।। 

८ - और वह जतन और तरकीब यह है कि जो 
घट घट में हर वक्‍त शब्द हो रहा है, उसको तवज्जह 
के साथ एकान्त बैठ कर सुने और उसकी आवाज़ को 
पकड़ कर अपने मन और सुरत को ऊँचे की तरफ 
चढ़ावे और इसी तरह मुकामी या गुरु स्वरूप का ध्यान 
नियम से करे तो उसके आसरे मन और सुरत एक 


| १२९० ] प्रेमपत्रराधास्वामी [ बचन | पत्र राधास्वामी 


मुकाम से दूसरे मुकाम की तरफ चढ़ेंगे और कुछ रस 
भी पावेंगे।। 


९ - इस अभ्यास के करने से अलरी और बाहरी 
बधन ढीले होवेंगे, बल्कि जिस कदर रस मिलेगा,उसी 
कदर सुरत और मन सब तरफ से हट कर थोड़ा बहुत 
अपने घट में चढ़ेंगे | | 


१० - जिस कदर यह बात कि ससार और उसके 
भोग सब नाशामान हैं और कुटुम्बी और बिरादरी के 
लोग सब स्वार्थ के यार है और इस देश में किसी को 
सच्चा और पूरा सुख हासिल नहीं है, चित्त में समाती 
जावेगी और तजरुबे से उसकी खबर पड़ती जावेगी, 
उसी कदर मन फिज़ूल बधनों को तोड़ देगा और 
जरूरी बधनों को हलका करके मालिक के दर्शन की 
प्राप्ति के वास्ते होशियारी और शोक के साथ अभ्यास 
करेगा | | 


११ - यह सब बाते जो ऊपर लिखी गई हैं संत 
सतगुरु के सलसग और उनके उपदेश की कमाई से 
हासिल होंगी। इस वास्ते सब जीवों को मुनासिब है कि 
पहिले सत सतगुरु की तलाश करें और जब मौज से 
पता मिल जावे, तब उनके सलसग में हाजिर होकर 
बचन चेत कर सुने और विचारें और सुरत शब्द मार्ग 
का उपदेश लेकर जिस कदर बन सके, अभ्यास शुरू 
करें।। 


१२ - इस दुनिया में सिवाय संत सतगुरु के कोई 
किसी का सच्चा संगी और हितकारी नहीं है। वे जीव 
की हर दम रक्षा और सहायता कर सकते हैं। पर शर्त 
यह है कि सच्चे मन से उनकी सरन में आवे और जो | 


| २३] चोथाभाा [१२१ | भाग 


वे हिदायत करें, उसके मुवाफिक जिस कदर बन सके 
कार्रवाई शुरू कर दे, तब वे अपनी दया का बल देकर 
जिस कदर करनी जरूर है, इससे करालेंगे और अपने 
चरनों में प्रीत लगवा कर इसके गुप्त और प्रकट बधन 
ढीले कर देंगे कि जिसके सबब से मौत के वक्त इस 
को तकलीफ बहुत कम होगी और मेहर और दया से 
अपने दर्शन देकर इसकी सुरत को चरनो में लिपटा 
कर ऊँचे और सुख स्थान में बासा देंगे और जब तक 
कि यह करनी करके अधिकारी घुर धाम में पहुँचने का 
न होगा, तब तक कई बार नर देह मे जनम देकर और 
दरजे-बदरजे करनी करा के ऊंचे से ऊँचे और ज़्यादा 
से ज्यादा सुख स्थान में बासा देते जावेंगे और एक 
दिन राधास्वामी धाम में पहुँचा कर इस को अमर और 
परम आनद बख्शेगे और जनम और मरन और देहियों 
के दुख सुख से कतई छुटकारा कर देंगे । । 

१३ - ऐसी भारी दया जिसका जिक्र ऊपर लिखा 
गया, कुल-मालिक राधास्वामी दयाल ने इस समय में 
जीवों पर फरमाई है। ओर किसी मत मे यह बात किसी 
को हासिल नहीं हो सकती यानी अपने कर्मो के 
सुवाफिक शुभ और अशुभ फल पाते हैं और चौरासी का 
चक्कर उनका किसी वक्त में बन्द और दूर नही होता 
है। यह ताकत सिर्फ सन्तों की है कि जिसको अपनी 
सरन मे लगावे, उसी का चक्कर बद करके दो तीन, 
हद्द चार बार, नर देही में जनम देकर और भक्ति और 
सुरत शाब्द मार्ग का अभ्यास कराके निज घर में 
पहुँचाते हैं और जड़ चैतन्य की गाठे जो जा-ब-जा लगी 
हैं, वह सब खोल देते हैं यानी जैसे सुरत चढ़ती जाती 
है, उसी कदर माया के घेर से निकलती जाती है।। |, 


| १२२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


१४ - मालूम होवे कि पिंड मे सुरत मन और माया 
के खोलों में दबी हुई है और वही खोल उसके आवरण 
यानी परदे हो रहे हैं और वे ही खोल सूक्ष्म और स्थूल 
वगैरा देही कहलाते है सो इन परदो यानी देहियों से 
बगेर प्रीति और प्रतीत सतगुरु और कुल-मालिक 
राधास्वामी दयाल के, और भी बगेर अभ्यास सुरत शब्द 
मार्ग के, उबार यानी छुटकारा नहीं हो सकतला। 
खुलासा यह कि जिस कदर सुरत विरह और प्रेम अग 
लेकर और शब्द की धुन या डोरी को पकड़ के ऊपर 
की तरफ घट में चढ़ेगी, उसी कदर भौसागर यानी 
माया के घेर से उसकी निकासी होती जावेगी और 
उसी कदर मन और माया के बधन ढीले और दूर होते 
जावेंगे। | 


१५ - बगैर सुरत की चढ़ाई के घट मे ऊँचे देश की 
तरफ परदो का दूर होना और जड़ चैतन्य की गाठो का 
खुलना मुमकिन नहीं है और जितने मत कि दुनिया में 
जारी हैं, उनमें भेद कुल-मालिक और उसके धाम का, 
और भी रास्ते और उसके मंजिलों का, और जुगल 
चलने और चढ़ने का कुछ जिक्र नहीं है और न कोई 
अभ्यास इस किस्म का जारी है। फिर साफ जाहिर है 
कि उन मतों में जीव का सच्चा और पूरा उद्धार 
मुमकिन नहीं है।। 

१६ - यह उद्धार निहायत दया और आसानी के 
साथ सिर्फ राधास्वामी मत में हो सकता है। इस वास्ते 
सब जीवों को जो बारम्बार देह धरने और उसके साथ 
दुख सुख सहने से बचाव चाहते हैं, मुनासिब है कि 
राधास्वामी मत में शामिल होकर और उपदेश सुरत 


| ३ ] चोथाभा [१२३ | भाग 


शब्द योग का लेकर और कुल मालिक राधास्वामी 
दयाल और सत सतगुरु की सरन दृढ़ करके थोड़ा 
बहुत अभ्यास शुरू करें तो उनके जीव का गुजारा 
ब-खूबी हो जावेगा ।। 

१७ - और मालूम होवे कि तरीका अभ्यास सुरत 
शब्द योग का राधास्वामी दयाल ने इस कदर आसान 
कर दिया है कि लड़का जवान और बूढ़ा और औरत 
और मर्द उसको ब-आसानी कर सकते हैं, और उसमें 
प्राणों के खीचने और रोकने और चढ़ाने की कुछ 
ज़रूरत नही है, सिर्फ चित्त लगा कर शाब्द को जो घट 
घट में हर दम हो रहा है, भेद समझ कर सुनना 
चाहिये। फिर जो कुछ कि असर और फायदा इस 
अभ्यास का है, वह अभ्यासी को आप थोड़े दिन में 
नज़र आवेगा और आइंदे को उसकी प्रीत और प्रतीत 
चरनो मे कुल मालिक और सतगुरु के, और भी इस 
अभ्यास में, आहिस्ते आहिस्ते बढ़ती जावेगी और एक 
दिन दया से पूरा काज बन जावेगा।। 


प्रकार चोबीसवोँ 


इस लोक मे मनुष्य स्वरूप सब से उत्तम 
है और उसके स्वरूप का खाका बराबर नीचे 
की जोनों मे थोड़ी कमी बेशी के साथ चला 
गया है तो खोजी को दरियाफ्त करना चाहिये 


| १२४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


कि यह मनुष्य स्वरूप कहाँ से आया यानी 
ऊँचे लोको मे यह स्वरूप दरजे-ब-दरजे ज्यादा 
लतीफ और नूरानी और ताकत वाला ज़रूर 
होगा और जहाँ कि प्रथम जहूर स्वरूप का 
हुआ, उसके परे असली अरूप है, सो उस 
आदि स्वरूप और उसके परे असली अरूप 
से मिलना चाहिये और वही कुल मालिक का 
धाम है और वही पहुँच कर सुरत को पूरा २ 
सुख और अमर आनद प्राप्त होगा।। 

१ - इस लोक में जिस कदर कि रचना जानदारो 
की है, उसमें मनुष्य स्वरूप सब से उत्तम है यानी इस 
स्वरूप में कुल मालिक का जलवा और प्रकाश ज्यादा 
मौजूद और प्रकट है और इसी सबब से मनुष्य की 
हुकूमत थोड़ी बहुत सब जानदारों पर है, बल्कि तत्त्वों 
और गुनों से भी (जो कि माया का मसाला है) मुनासिब 
और जरूरी काम वास्ते अपने आराम के लेता है।। 

२ - इस लोक में मनुष्य स्वरूप का नक्शा या 
खाका कुछ कमी और बेशी के साथ कुल जानवरों में 
पाया जाता है और दरजे-ब-दरजे ताकत उसकी 
किसी २ अग में कम होती गई और किसी किसी अंग 
में बाजे जानवर मनुष्य से बहुत ज्यादा ताकत रखते हैं, 
लेकिन यह सब से सेवा लेता है।। 


३ - अब गौर करना चाहिये कि जेसे मनुष्य स्वरूप 
का नमूना नीचे के दरजों में पाया जाता है इसी तरह 


| ३४ ] चोथाभा [१२५ | भाग 


यह भी किसी विशेष उत्तम और ऊंचे दरजे के स्वरूप 
का नमूना है और जो स्वरूप कि दरजे-ब-दरजे ऊँचे 
मुकामात मे हैं वे मनुष्य स्वरूप से ज़रूर ज़्यादा लतीफ 
और नूरानी और ताकत में विशेष होने चाहिये लेकिन 
इन आँखों से वह रचना नज़र नहीं आ सकती ।। 

४ - सत सतगुरु (जो कुल मालिक के खास 
मुसाहब या पुत्र और कुल रचना के भेद से वाकिफ है) 
फरमाते है कि सब रचना उस धार की करी हुई है जो 
कुल मालिक के चरनों से आदि में प्रकट हुई और वह 
धार किसी कदर फासले पर ठहर कर और मडल 
बाँध कर रचना करती हुई उतरी है। इस तरह कई 
मडल, एक के नीचे एक, रचे गये हैं और हर एक 
मंडल में पहिली रचना के मुवाफिक यानी थोड़ी बहुत 
उसी नमूने पर नीचे रचना होती आई।। 


५ - जो कि मनुष्य स्वरूप कुल रचना का नमूना 
है ओर इस में कुल मडल और उनकी रचना का नक्शा 
छोटे पैमाने के मुवाफिक मौजूद है तो जो कोई सतों 
की जुगल के मुवाफिक अपने घट मे अभ्यास करके मन 
और सुरत को चढ़ावे, वह उस सब रचना को अन्तर 
दृष्टि से देख सकता है।। 

६ - कुल-मालिक अरूप और अपार और अनत 
और अकह और सब जगह मौजूद है, लेकिन एक- 
देशी भी है और सर्व-देशी भी यानी एक देश में बे-परदे 
और माया से रहित है और बाकी देश में माया के 
गिलाफों से ढका हुआ है। जो आदि धार कि उस 
एक-देशी स्वरूप के चरनो से निकसी और रचना 

करती चली आई, उसी से किसी कदर फासले पर 


| १२६ ].. प्रेम पत्रराधास्वामी. [बचन | पत्र राधास्वामी 


माया प्रकट हुई यानी जो आदि गिलाफ कि चैतन्य के 
ऊपर किसी कदर फासले पर शुरू हुआ, उस धार ने 
उसको जुदा करके उससे रचना का कारज लिया और 
उसी स्थान पर प्रथम मिलोनी चैतन्य की साथ सूक्ष्म से 
सूक्ष्म माया के हुई और वहीं आदि स्वरूप प्रकट हुआ 
और फिर उसी स्वरूप का नमूना या नक्शा नीचे की 
रचना में आया और दरजे-ब-दरजे उसमें कमी बेशी 
होती गई, यहाँ तक कि मनुष्य स्वरूप प्रकट हुआ और 
वह थोड़ा बहुत उसी आदि स्वरूप का नमूना है।। 


७ - जो आदि धार कि प्रकट हुई, वही चैतन्य और 
शाब्द की धार है, क्योंकि शाब्द प्रथम जहूरा चैतन्य का 
है। इस तरह कुल रचना शब्द स्वरूप है, कहीं प्रकट 
और कहीं गुप्त। जहाँ शाब्द प्रकट है, वे जानदार 
कहलाते हैं, जैसे जब मनुष्य पैदा होता है, पहिले शब्द 
करता है, तो जिन्दा समझा जाता है ओर जब बोल 
यानी शाब्द बद हो जाता है, लब मुरदा है।। 

८ - कुल रचना धारों की है और जो सुरत की 
धार उतर कर पिंड मे नेत्र के मुकाम पर ठहरी है, वही 
शब्द और नूर और जान की धार है। जो कोई ऊँचे 
दरजों की सैर करता हुआ कुल मालिक के धाम में 
पहुँचना चाहे, उसको मुनासिब है कि सुरत की धार को 
पकड़ के उलटा चढ़े यानी जो शाब्द की धुन उस धार 
के साथ होती चली आई है, उसको सुनता हुआ चले।। 

९ - शाब्द की बराबर कोई गुरू और अंधेरे में 
प्रकाश करने वाला और रास्ता दिखाने वाला नही है। 


इस वास्ते शब्द का भेद लेकर रास्ता तै करना शुरू 
करे।। 


| ३ ] चोथाभाा [१२७ | भाग 


१० - जितने मुकाम कि कुल मालिक के धाम से 
और जीव की पिंड में बैठक के स्थान तक वाके हैं, उन 
हर एक मुकाम का शब्द जुदा है। सो एक मुकाम के 
शब्द को पकड़ कर दूसरे और दूसरे को पकड़ के 
तीसरे मुकाम पर और आगे, इसी तरह चढ़ना और 
चलना होगा और ऐसे ही एक मुकाम के स्वरूप का या 
सतगुरु के स्वरूप का एक मुकाम पर ध्यान करके, 
वहाँ पहुँचना और इसी तरह दूसरे, तीसरे, चौथे और 
पॉचवे मुकाम तक जो आदि स्वरूप का स्थान है, ध्यान 
करके चलना मुमकिन है। । 


११ - मुफस्सिल भेद रास्ते और मुकामो का और 
उनके स्वरूप और शब्दों का सिर्फ राधास्वामी मत में 
खोल कर कहा है और राधास्वामी संगत से उसका 
उपदेश मिल सकता है यानी जुगत ध्यान और भजन 
की मालूम हो सकती है। और किसी मत में जो आज 
कल जारी हैं, यह भेद और ऐसी आसान लरकीब 
अभ्यास की जो कुल मालिक राधास्वामी दयाल ने सत 
सलगुरु रूप धारन करके प्रकट की है, मुललक नहीं 
पाई जाती है।। 

१२ - इस वास्ते जिस किसी को अपने घट में चढ़ 
कर ऊचे दरजे के स्वरूपों का दर्शन, और भी कुल 
मालिक राधास्वामी दयाल के चरनों में पहुँचने का, 
सच्चा शोक है, उसको चाहिये कि राधास्वामी संगत में 
शामिल होकर कोई दिन सतसंग करे और जब उसूल 
और शरायत इस मत के ब-खूबी समझ में आ जावे, 
उस वक्‍त उपदेश लेकर अभ्यास शुरू कर दे।। 


| १२८ ].. प्रेम पत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 

१३ - आज कल जीवों पर कुल मालिक 
राधास्वामी दयाल बड़ी भारी दया कर रहे है यानी जिस 
ने कि उनके चरनो की सरन लेकर के तीन रोज़ भी 
सुरत शाब्द मार्ग का अभ्यास किया, उसको चौरासी से 
बचा कर अखीर वक्त मे ऊँचे ओर सुख स्थान मे बासा 
देते हैं और दो तीन बार नर देही में जनम देकर और 
अपनी दया से करनी कराके निज धाम में पहुँचाते हैं, 
जहाँ हमेशा का सुख और आनन्द प्राप्त होता है।। 


१४ - और अचरज यह है कि घर बार और 
रोज़गार किसी का नही छुड़वाते, गृहस्थ में रह कर दो 
तीन या चार घटे रोजमर्रा अभ्यास कराके अपनी तरफ 
से जीवों को सच्ची मुक्ति देते हैं यानी निज धाम में जो 
कि महा आनन्द और महा प्रेम का भडार है, पहुँचा कर 


जनम मरन ओर देहियो के दुख सुख से कितई छुटकारा 
कर देते हैं। | 


१५ - राधास्वामी मत में कोई सजम या वक्त, 
अभ्यास का, मुकर्रर नहीं किया गया। जब जिसको 
फुरसत मिले और दिल चाहे और जहाँ मौका होवे, वही 
आधघ घटे से लगा कर चाहे जितनी देर अभ्यास करे। 
जो विशेष रस आवे लो ज्यादा देर और मामूली तौर पर 
आध घटा अभ्यास करे और दिन भर में इस तौर पर 
चाहे जितनी दफे ध्यान ओर भजन करे यानी ध्यान गुरु 
स्वरूप या मुकामी स्वरूप का और भजन यानी तवज्जह 
के साथ सुनना आवाज़ का घट में।। 

१६ - जो कोई अपने घट में उलटने का जतन 
इसी जिन्दगी में नहीं करेगा और ससार में भोग बिलास 
वगैरा के साथ फसा रहेगा तो वही संसारी बासना 


| ३५ ] चोथाभा [१२९ | भाग 


उसके मन में भरी रहेमी और इस सबब से वह जनम 
मरन का दुख सहता रहेगा और मरने के वक्त या 
उसके पीछे अफसोस करना और पछताना कुछ फायदा 
नही देगा ।। 


१७ - इस वास्ते सब जीवों को चाहे औरत होवे या 
मर्द, वास्ते अपने जीव के कल्यान के मुनासिब और 
लाजिम है कि राधास्वामी मत के मुवाफिक थोड़ा बहुत 
अभ्यास ध्यान और भजन का जरूर शुरू कर दें तो 
उनका बचाव चौरासी के चक्कर से हो जावेगा और 
आइन्दे को आहिस्ते आहिस्ते एक दिन निज धाम में 
पहुँच कर अमर और परम आनन्द को प्राप्त होगे । । 


प्रकार पच्चीसवो 

तीन अवस्था में सब जीव बर्त रहे हैं, 
चौथी यानी लुरिया मे अपना रूप (जेसा कि 
पिंड में हे) नजर आवेगा और वहाँ से ब्रह्मा की 
तीन अवस्था में जो कि ब्रह्माण्ड मे हे, बर्त 
कर और दसवे द्वार में सुरत का निज रूप 
देख कर आगे दयाल देश मे चढ़ कर अपने 
कुल मालिक और सच्चे माता पिता सत्त 
पुरुष राधास्वामी का दर्शन करना चाहिये, 


| १३० ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


वही निज धाम है और वहीं सुरत को सच्चा 
और पूरा आराम मिलेगा ।। 


१ - मालूम होवे कि संतों ने कुल रचना में तीन 
दर्जे मुकर्रर किये हैं। पहिला निर्मल चैतन्य देश, यहाँ 
माया की मिलौनी नहीं है और यह सत्त पुरुष 
राधास्वामी धाम यानी संतों का देश कहलाता है। दूसरा 
निर्मल चैतन्य और शुद्ध माया देशा, यहाँ चैतन्य की 
शुद्ध माया के साथ मिलौनी हुई है यानी इसी दरजे में 
माया प्रकट हुई और यह ब्रह्म और माया देश कहलाता 
है और इसी को ब्रह्मांड भी कहते हैं। तीसरा निर्मल 
चैतन्य और मलीन माया देश, यहाँ निर्मल चैतन्य की 
अलावा शुद्ध माया के, मलीन माया से मिलौनी हुई । 
इसको जीव और इच्छा देश कहते है और पिड भी इसी 
का नाम है। । 

२ - सुरत की धार जो कि कुल मालिक राधास्वामी 
दयाल की अश है, उनके निज धाम से उतर कर और 
रास्ते के मडलो मे जो कि पहिले ओर दूसरे दरजे यानी 
निर्मल चैतन्य देश और ब्रह्म और माया देश मे रचे गये, 
गुज़र कर पिंड मे आख के मुकाम पर ठहरी है और 
यहाँ इसका तीन अवस्था और तीन शरीर और उनके 
तीन मंडलों में बर्ताव हो रहा है। इन अवस्थाओं को 
जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति कहते हैं और यह स्थूल 
सूक्ष्म और कारन शरीर से ताल्लुक रखते हैं। इन तीनों 
के परे सुरत की बैठक पिंड में है और उसको चौथी 
अवस्था यानी लुरिया कहते हैं।। 


| ३५] चोथाभाग [१३१ | भाग 


३ - इसी तरह ब्रह्माड में ब्रह्मा के तीन स्वरूप और 
उनकी तीन अवस्था और तीन मंडल हैं और इन तीनों 
के परे सुरत का निज रूप है और उसके पार महासुञ्न 
और उसके परे भ॑वरगुफा, सत्त पुरुष राधास्वामी देशा 
की ङ्यौऴी है।। 

४ - तीन अवस्थाओं मे पिंड की हद में सब जीव 
रोजमर्रा बर्त रहे हैं लेकिन नींद के बस आते जाते हैं। 
जो कोई ब-इसख्तियार अपने यानी स्वतंत्र इन अवस्थाओं 
मे बर्तना चाहे, उसको चाहिये कि राधास्वामी मत के 
मुवाफिक अभ्यास करे तब यह ताकत उसको हासिल 
होगी । | 


५ - जाहिर है कि जाग्रत अवस्था में सुरत की 
बैठक आँखों में है और इसी जगह बैठ कर उसका 
सम्बन्ध देह और दुनिया के साथ होता है और दुख 
सुख व्यापला है और मौत के वक्त, और भी सोते वक्त, 
सुरत की धार आँख के मुकाम से अन्दर और ऊपर की 
तरफ खिच जाती है, उस वक्त देह और दुनिया की 
सुध बुध नही रहती। अब जो कोई देहियो के बधन और 
उनके लाज़मी दुख सुख और फिर जनम मरन के 
चक्कर से छुटकारा चाहे, उसको आँख के मुकाम से 
अन्दर और ऊपर की तरफ सरकने का जतन करना 
चाहिये, क्योंकि जब आदमी सो जाता है या जब कि 
डाक्टर लोग क्लोरोफार्म सुंघाते है, तब देह और दुनिया 
की ख़बर नहीं रहती और चाहे बदन को जहाँ तहाँ 
काटें, उसका दुख और दर्द नहीं व्यापता। | 


६ - इस सरकने का जतन, मय भेद कुल मालिक 
के धाम और उसके रास्ते और मजिलो के, सिफ 


| १३२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


राधास्वामी मत मे खोल कर और सहज तरीके से 
वर्णन किया है। और किसी मत में इसका जिक्र पूरा 
पूरा और साफ साफ पाया नही जाता ।। 


७ - सब जीवों को मुनासिब है कि वास्ते अपनी 
सुरत या रूह के कल्यान के थोड़ी बहुत तवज्जह और 
कोशिश करें, क्योकि जो उनका कुल बर्ताव ससार में 
रहा और उम्र भर धन और नामवरी और भोग विलास 
के हासिल करने मै जतन करते रहे और यही चाह दिल 
में ज़बर रही तो मौत के वक्‍त उनकी सुरत पिड को 
छोड़ कर यानी तीन अवस्थाओ के मुकाम से गुज़र कर 
चैतन्य आकाश में जोकि सहसदल केवल के नीचे है, 
पहुँचेगी। लेकिन ब-सबब हायल होने जबर बासना 
दुनिया और उसके भोग और बिलास के, फिर अपने 
कर्मो के मुवाफिक कोई न कोई देह धारन करेगी यानी 
फिर जनमेगी और वही कार्रवाई जैसी कि पहिले जन्म 
में करी, फिर करनी पड़ेगी और आखिर को माल और 
असबाब और कुटुम्ब परिवार और घर बार और अपनी 
देह को छोड़ना पड़ेगा । यह चक्कर जनम मरन का जब 
तक कि सुरत अपने सच्चे मालिक जिसकी यह अंस है 
और उसके अपने और उसके निज धाम और रास्ते 


वगेरा का भेद सत सतगुरु या साधगुरु से लेकर उस 
तरफ को उलटना शुरू नहीं करेगी, तब तक नहीं 
मिटेगा | | 


८ - सुरत का सच्चा कल्यान यानी उद्धार देहियों 
और माया के घेर से बगेर दया सन्त सतगुरु या 
साधगुरू के नहीं हो सकता । इस वास्ते जो कोई अपना 

निर्वार चाहे, उसको मुनासिब है कि पहिले सत सतगुरु 


| ३५ ] चोथाभाग [१३३ | भाग 
और उनके सतसंग का खोज करे और पहिली और 
साधारन पहिचान उनकी यही है कि वे भेद कुल 
मालिक के धाम और उसके रास्ते और मजिलों का 
देकर सुरत शब्द मार्ग का उपदेश करेंगे यानी यह 
समझौती देंगे कि शब्द की धुन को जो घट घट में हर 
दम जारी है, सुन कर अपनी सुरत को ऊँचे की तरफ 
चढ़ाना चाहिये और कुल मालिक राधास्वामी दयाल के 
चरनों का इष्ट और निशाना बॉध कर उनके धाम में 
पहुँचने का इरादा मजबूत और पक्का करना चाहिये।। 


९ - जब सुरत इस तरह सत सतगुरु से उपदेश 
लेकर अपने अंतर में अभ्यास शुरू करेगी तो 
राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु की दया से जिस 
कदर सिमटाव और चढ़ाई होती जावेगी, उसी कदर 
उसकी हालत बदलती जावेगी यानी मालिक की दया 
और क़ुदरत और उसका जलवा घट में देख कर प्रीत 
और प्रतीत चरनों में बढ़ेगी और दुनिया और उसके 
भोगों से उसी कदर चित्त हटता जावेगा और उतना ही 
दुख सुख ससार और देह का कम व्यापेगा और यही 
अभ्यास आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता हुआ एक दिन सुरत 
को उसके निज घर में यानी सत्त पुरुष राधास्वामी 
दयाल के चरनो मे पहुँचा कर जनम मरन के दुख और 
क्लेश से कतई छुड़ा देगा और परम आनन्द हमेशा का 
प्राप्त होगा । | 


१० - रास्ते में सुरत को ब्रह्मांड यानी दूसरे दरजे 
रचना मे गुज़र कर चलना होगा और वहाँ इसको तीनों 
अवस्था ब्रह्म की खबर पड़ेगी और उनके परे अपना 
रूप दरसेगा और फिर वहाँ से सत सतगुरु की मदद 


| १३४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


लेकर सत्त लोक मे पहुँच कर सत्त पुरुष का दर्शन 
पावेगी और फिर सत्त पुरुष की दया से आगे चढ़ कर 
राधास्वामी दयाल के चरनो में पहुँचेगी।। 


११ - यह काम जल्दी का नहीं है यानी एक जनम 
मे पूरा नही बन सकता, लेकिन जो कोई शौक के साथ 
सत सतगुरु और उनके सलसग की सरन लेगा और 
कपट छोड़ कर विरह और प्रेम अग लेकर अलर और 
बाहर सलसग यानी अभ्यास करेगा तो उसको दो तीन, 
हद्द चार जनम मे, सत सतगुरु निज धाम में पहुँचा देंगे 
और जब तक धुर धाम में नहीं पहुँचेगा, नर देही में 
जनम लेकर और जहाँ से कि अभ्यास पिछले जनम में 
छोड़ा है, दूसरे जनम में शुरू करके रास्ता तै करता 
जावेगा। इस तरह हर दूसरा जनम पहिले जनम से 
बेहतर और बढ़ कर होगा और हर जनम में सत 
सतगुरु और सतसंग मिलेगा और प्रेम बढ़ता जावेगा ।। 


प्रकार छब्बीसवाँ 


हर एक शख्स सुख हासिल करने और 
दुख दूर करने के लिये कोशिश और जतन 
करता है। लेकिन इस दुनिया में पूरा पूरा 
सुख हासिल नहीं हो सकता । खोजी ददी को 
दरियाफ्त करना चाहिये कि ऐसा मुकाम भी 
कोई है कि जहाँ अमर सुख प्राप्त हो और 


| २६ | चोथाभाग [१३५ | भाग 
कष्ट और क्लेश बिलकुल न हो। इसका पता 
सिर्फ राधास्वामी मत में मिल सकता है और 
सुरत शब्द मार्ग की कमाई और राधास्वामी 
दयाल की सरन लेने से वह मुकाम सहज मे 
प्राप्त हो सकता है।। 


१ - इस दुनिया में सुख बहुत कम और दुख और 
क्लेश बहुत ज़्यादा जीवों को व्यापता है और सुख का 
असर थोड़े दिन रहता है और बाजे दुक्खों का असर 
उम्र भर सहना और भोगना पड़ता है।। 


२ - इस तरह सब जीव इस दुनिया में थोड़े बहुत 
दुखी रहते हैं और अपनी ताकत के मुवाफिक जतन भी 
उन दुक्खों के दूर करने का करते हैं। फिर भी उनका 
चक्कर वक्‍त वक्‍त पर जारी रहता है और बाजे दुख तो 
बिलकुल असाध यानी ला-इलाज हैं और जीव लाचार 
होकर उनको सहते हैं। । 

३ - विचारवान आदमी जो इस दुनिया के हाल को 
गोर की आँख से देखते हैं और पिछले जमाने के लोगों 
का हाल तवारीख वगैरा से दरियाफ्त करते हैं तो 
उनको बे-शुमार दरजे रचना में देख कर यह ख्याल 
पैदा होगा कि इस रचना में एक से एक मुकाम ऊँचा 
और बढ़ का जहाँ सुख ज़्यादा और दुख कम है, होना 
चाहिये और कोई मुकाम ऐसा भी जरूर होगा कि जहाँ 
महा सुख और महा आनद प्राप्त हो सकता है और 
कष्ट क्लेश और जनम और मरन नहीं है, फिर ऐसे 

मुकाम के प्राप्ति की चाह सब को उठाना चाहिये और 


| १३६ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


जो जतन और तदबीर मुनासिब होवे, वह उसकी 
प्राप्ति के वास्ते जरूर करना चाहिये ।। 


४ - लेकिन पहिले यह दरियाफ्त होना चाहिये कि 
वह एक से एक बढ़ के सुखदाई मुकाम और उनके परे 
पूरन सुख और आनद का स्थान कहाँ है और उसका 
रास्ता कहाँ होकर गया है और कौन सवारी पर चल 
कर वह रास्ता तै किया जावेगा और क्या हालत और 
कैफियत चलने वाले पर रास्ते में गुजरेगी और किस 
किस्म का बर्ताव रास्ता चलने वाले को इस दुनिया में 
और अपने सगियों के साथ और भी उस मुकाम की 
तरफ चलने वालो और रास्ते का भेद और जुगल चलने 
की बताने वाले के साथ बर्तना चाहिये ।। 

५ - दुनिया के सगी संसारी कहलाते हैं। उनका 
सग हर एक के स्वार्थ यानी मतलब के मुवाफिक जारी 
रहता है और जब कुछ मतलब नहीं निकलता या नहीं 
रहता, तब उनकी मुहब्बत रूखी फीकी और हलकी हो 
जाती है। इस वास्ते इन लोगों को थोड़े दिन का, हद्द 
उमर भर का, सगी कहा जा सकता है और भारी 
तकलीफ के वक्त वे कुछ मदद नहीं दे सकते और देह 
छोड़ने के बाद कोई किसी का सग नही दे सकता ।। 


६ - महा सुख और महा आनन्द के स्थान का भेद 
और रास्ता बताने वाले और चलने की जुगत समझाने 
वाले को सत सतगुरु कहते हैं। वे जीव के सच्चे 
हितकारी हैं और दुख और सुख के समय और हर 
हालत में उसके मददगार रहते हैं और यह दया की 
कार्रवाई सिर्फ इसी जिन्दगी में नहीं बल्कि बाद मरने 

के, और भी दूसरे जन्मों में जब तक कि उसको धुर 


| २६ | चोथाभा [१३७ | भाग 


मुकाम तक जो महा सुख का भंडार है, न पहुँचावें, 
जारी रहती है और उसी सुख स्थान की तरफ चलने 
वालों को प्रेमी और भक्त जन कहते हैं। इनकी प्रीति 
और मित्रता भी काबिल एतबार और भरोसे के है और 
जो कि यह सब एक ही स्थान के बासा चाहने वाले हैं, 
इस वास्ते इनका संग भी घुर धाम तक संत सतगुरु के 
साथ निभ सकता है।। 


७ - वास्ते दरियाफ्त करने उन हालात के जिनका 
जिक्र दफा ४ में हुआ है, सन्त सतगुरु के सलसग में 
जाना चाहिये। वे ही पूरे भेदी हैं और चलने की जुगल 
बता सकते हैं और उन्हीं की बानी और बचन में यह 
भेद साफ साफ वर्णन किया है। उनके मत का नाम 
सन्त अथवा राधास्वामी मत है।। 


८ - और जितने मत दुनिया में बिलफेल जारी हैं, 
उनमे भेद और जुगत साफ साफ नहीं कही है, बल्कि 
उस ऊँचे से ऊँचे धुर स्थान की उनके आचार्यो को 
खबर भी नही हुई, फिर उनकी बानी और बचन मै उस 
मुकाम का जिक्र और भेद कैसे मिल सकता है और 
बगेर उस धुर स्थान में पहुँचने के, सच्चा और पूरा 
छुटकारा जीव का कष्ट और क्लेश और जनम मरन के 
दुख से मुमकिन नहीं, इस वास्ते जब तक कि कोई 
राधास्वामी मत मे शामिल होकर और कुल मालिक सत्त 
पुरुष राधास्वामी दयाल की सरन लेकर अभ्यास सुरत 
शब्द मार्ग का नहीं करेगा, उसका सच्चा और पूरा 
उद्धार नही होगा।। 

९ - संत सलगुरु और उनके सतसंग की महिमा 

बहुत भारी है। जो जीव कि संसार के हालात देख कर 


| १३८ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 

और उससे किसी कदर दुखी होकर उनके सलसग में 
कपट छोड़ कर शामिल होगा और उनके चरनों मे 
थोड़ी बहुत प्रीत और प्रतीत करेगा तो वे अपनी दया से 
कुल स्थानों की जो रास्ते में पड़ते हैं, सैर कराते इए 
धुर धाम मे पहुँचा देंगे यानी दुख सुख की मिलोनी वाले 
स्थानों से अलेहदा करके परम और अमर आनद के 
स्थान में बासा देंगे । | 

१० - इस वास्ते उन जीवो को जो कि सच्चे चाहने 
वाले निज धाम के हैं मुनासिब और लाज़िम है कि संत 
सतगुरु के सतसग में जाकर होशियारी के साथ बचन 
सुनें और विचारें और उनके चरनों में गहरी प्रीत और 
प्रतीत करें, क्योकि वे जीव के सच्चे हितकारी और 
हमेशा के समी हैं, तब उनकी दया से आहिस्ते आहिस्ते 
उनका काम बनता जावेगा।। 

११ - जो जीव कि ऐसा नही करेंगे और अपनी उम्र 
ससार के भोग विलास और ससारियो के सग में बसर 
करेंगे तो वे चोरासी योनि में यानी माया के घेर में भरम 
कर दुख सुख भोगते रहेंगे और सच्चे मालिक का धाम 
उनको कभी नही प्राप्त होगा, क्योंकि उनके मन में 
बासना और चाह ससार के भोग व विलास की जबर 
रहेगी और उम्र भर इसी किस्म की कार्रवाई के सबब 
से वे स्वाभाविक दुनिया और दुनियादारो की तरफ 
झोका खाते रहेंगे और इस सबब से बारम्बार देह धर 
कर दुनियावी कार्रवाई करते रहेंगे।। 


१२ - संत सतगुरु और उनके सतसंग की पहिले 
दरजे की पहिचान यह है कि वे सच्चे ओर कुल मालिक 
सत्त पुरुष राधास्वामी दयाल का पता और भेद समझा 


| २६ ].... चोथाभाग.... [१३९ | भाग 


कर उनके चरनो का इष्ट और निशाना बँधावेगे और 
यह बात जतावेंगे कि कुल मालिक का धाम ऊंचे से 
ऊँचा है और वह और उसका रास्ता घट में मौजूद है 
और वहीं से सुरत उतर कर पिंड में नेत्र के स्थान पर 
यानी तिल मे ठहर कर देह और दुनिया का कारज कर 
रही है, सो इसी स्थान से उस को शब्द की धुन सुनते 
हुए उलटाना चाहिये और जिस धार पर कि सुरत 
उतरी है, वही चैतन्य और नूर और जान और शब्द की 
धार है, सो इसी धार पर सवार होकर रास्ता तै किया 
जावेगा और सुरत का निज घर कुल मालिक का धाम 
है, क्योंकि यह उसी की यानी कुल मालिक की अस है, 
जैसे सूरज और उसकी किरन और वही निज धाम महा 
सुख और महा प्रेम का भडार है, ओर जो कि वहाँ माया 
नहीं है, इस वास्ते वहाँ कष्ट और क्लेश और जनम 
मरन भी नहीं है, क्योंकि उस धाम में सुरत चैतन्य की 
देह भी चैतन्य यानी रूहानी हो जाती है और इस वास्ते 
जब तक कि वह माया के घेर को तै करके उसके पार 
निर्मल चैतन्य देश में न पहुँचेगी, तब तक मायाकुत 
देहियों के साथ दुख सुख और जनम मरन का क्लेशा 
भोगती रहेगी ।। 

१३ - संत सतगुरु, और सब इष्टों का जो अनेक 
मत वालो ने मुकर्रर किये है और उन सबका स्थान 
माया के घेर में है, खंडन करेंगे और इसी तरह पुरानी 
चाले और जुक्तियों का भी जो पिछले आचार्यो ने पुराने 
वक्तो में जारी करी, निषेध करेंगे, क्योकि वे धुर मुकाम 
लक पहुँचाने वाली नही हैं, बल्कि सिर्फ थोड़ी सफाई 
करने वाली या थोड़ी दूर तक रास्ता चलाने वाली हैं 
और उनकी कार्रवाई मे अभ्यासी को कष्ट और विघ्न, 


| १४० | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


बहुत से सताते हैं और कुछ मतलब और फायदा सुरत 
और मन की चढ़ाई का उन में नहीं पाया जाता है 
बल्कि अभ्यासी के मन में अहकार और मान पैदा करती 
हैं और उनका अभ्यास भी किसी से पूरा पूरा नहीं बन 
पड़ता है।। 


१४ - सच्चे खोजी और दर्दी परमार्थी को चाहिये 
कि सत सतगुरु के बचन को ख़ूब होशियारी के साथ 
सुने और समझे और विचार करके उनकी महिमा की 
तोल करे, तब उसको उनके सलसग से फायदा होगा 
और उनके खडन मंडन के बचनों को सुन कर घबरा 
कर उचट न जावे यानी सग न छोडे, बल्कि जो बात 
अच्छी तरह समझ मे न आवे, उसको फिर पूछे और 
उसका निर्णय करावे, तब उसके सशय और भरम दूर 
हो जावेंगे | | 

१५ - दूसरे दरजे की पहिचान सत सतगुरु और 
उनके सलसग की यह है कि सच्चा परमार्थी उपदेश 
लेकर शौक के साथ कोई दिन भजन और ध्यान करे 
यानी अतर मे स्वरूप का ध्यान और शाब्द का श्रवण 
करे, तब उसको कुछ रस मिलेगा और संत सतगुरु 
की दया अतर में नजर आवेगी और उसके मन मे प्रीत 
और प्रतीत चरनों की पैदा होगी और आइन्दा आहिस्ते 
आहिस्ते बढ़ती जावेगी यानी जिस कदर उसके मन 
और सुरत का सिमटाव और चढ़ाई होती जावेगी, उसी 
कदर उसको महिमा और बडाई राधास्वामी मत और 
संत सतगुरु और कुल मालिक की समझ में आवेगी 
और उसके साथ रस और आनद और निश्चय शब्द 
मार्ग का भी बढ़ता जावेगा।। 


| २६ | चोथाभा [१४ | भाग 


१६ - जब इस तौर से अभ्यास करने से हालत 
परमार्थी की बदलेगी यानी उसके मन में प्रेम कुल 
मालिक राधास्वामी दयाल और संत सतगुरु के चरनों 
का जागेगा, तब दुनिया और उसके भोग और पदार्थ 
उसकी नजर में ओछे नज़र आवेगे और उनमे प्रीत 
और भाव कम होता जावेगा। यही सच्ची पहिचान सन्त 
सतगुरु की है कि जिनके सतसग के प्रताप से संसार 
से सहज बैराग और कुल मालिक राधास्वामी दयाल के 
चरनों में सहज अनुराग पैदा होकर दिन दिन बढ़ता 
जावे, यही बैराग और अनुराग एक दिन सच्चे प्रेमी को 
धुर धाम में पहुँचा कर छोड़ेगा। | 


१७ - इससे ज़्यादा जो पहिचान कुल मालिक 
राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु और उनके उपदेश 


सुरत शब्द मार्ग की है, वह खास दया से आवेगी यानी 
जिस कदर सच्चा परमार्थी विरह और प्रेम अंग लेकर 
सतसंग और अभ्यास करेगा, उसी कदर उस पर अंतर 
और बाहर दया होती जावेगी और जैसे उसको इस 
मेहर की परख बख्शते जावेंगे, उसी कदर उसकी 
आख खुलती जावेगी और उनकी गति मति की जो 
अगम और अपार हे, थोड़ी बहुत ख़बर पड़ती जावेगी 
और उसके साथ ही प्रेमी की प्रीत और प्रतीत भी गहरी 
होती जावेगी और इसी जिन्दगी में अपनी मुक्ति और 
उद्धार होता हुआ देख लेगा और महा सुख के स्थान 
की तरफ को अपनी चाल बढ़ती हुई और रास्ता कटला 
हुआ उसको नज़र पड़ेगा ।। 


नै नै न न सेंड 


| १४२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
प्रकार सत्तार्डसरवो 

इस दुनिया मे जिस कदर कार्रवाई है, 
वह शौक या प्रीत के सबब से जारी है यानी 
जिस की जहाँ प्रीत है या जिस बात का 
जिसको शौक है, वह वहीं अपना तन, मन, 
धन लगाता है, लेकिन इस दुनिया के कुल 
पदार्थ, और भी मनुष्य और जानवर, सब 
नाशमान हैं और उनकी हालत भी हमेशा 
बदलती रहती है, इस सबब से हालत बदलने 
पर और अभाव या नाश होने पर जरूर 
झटका और झकोला प्रीत करने वाले, और 
भी उसको जिससे प्रीत करी है, लगता है 
यानी दोनों दुख सुख भोगते हैं और जुदा होने 
पर फिर मिलने का भरोसा नहीं हे, इस 
वास्ते सलत फरमाते हैं कि साधारण प्रीत 
ससार में रक्खो और मुख्य प्रीत कुल मालिक 
के चरनो मे लाओ कि जो हमेशा एक रस 
कायम रहता है और महा सुख और महा 
आनन्द और महा प्रेम और महा चेतन्य का 
भडार है और हर दम जीव के संग है।। 


| ७] चोथाभाग [१४३ | भाग 

१ - ज़ाहिर है कि कुल जीव और जानवर जिस 
तरफ जिसका शौक या मुहब्बत है, उसी तरफ अपनी 
तवज्जह लगाते हैं ओर जहाँ जेसी जरूरत होवे, उसके 
मुवाफिक तन,मन,धन भी खर्च करते हैं, लेकिन जहाँ 
जिसका शौक या प्रीत नहीं है, वहाँ मुतलक तवज्जह 
नहीं करते और न कुछ खर्च करते हैं। | 

२ - इसी तरह जिन जिन चीजों और पदार्थों में 
जिस को शौक या प्यार या जरूरत है, उनको उसी 
कदर वह चाहता है और हिफाजत और एहतियात 
उनकी करता है और जब उनमें से किसी चीज़ या 
पदार्थ का नुकसान या हर्ज हो जाता है, तब दुखी होता 
है।। 

३ - जीवों में भी जहाँ जिसकी प्रीत है, जब २ 
किसी को कुछ तकलीफ या क्लेश होता है, तब प्रीत 
करने वाले को भी दुख होता है और वियोग की हालत 
मे निहायत रज और कष्ट सहना पड़ता है और फिर 
मिलने की कोई सूरत मालूम नही होती || 


४ - इस तरह कुल जीव अपनी अपनी प्रीत और 
बंधन के सबब से हमेशा दुख सुख सहते रहते हैं 
क्योंकि जिन जीवों या पदार्थो में उनकी आशक्ति है, वे 
हमेशा एक रस कायम नहीं रह सकते, उनकी हालत 
वक्त वक्‍त पर बदलती रहती है और एक दिन उनका 
नाश या अभाव जरूर होगा।। 


५ - और मालूम होवे कि जिस कदर जिस का 
बधन या प्यार जिसमे है, उसी कदर उसको दुख सुख 
व्यापता है और बाजी बाजी तकलीफ और दुख के वक्त 

में कोई किसी की सच्ची मदद नही कर सकता यानी 


| ५४४]  प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


अपने प्रीतम के दुख या तकलीफ को कम या दूर नहीं 
कर सकला। | 


६ - इस वास्ते सत सतगुरु फरमाते हैं कि सब 
जीवो को चाहिये कि मुख्य प्रीत अपनी कुल मालिक 
सत्त पुरुष राधास्वामी दयाल के चरनो में लावे और 
जगत में वाजबी तौर पर यानी जरूरत के मुवाफिक 
प्रीत करें और अपने मन में समझते रहें कि संसारी प्रीत 
थोड़े दिन की है, चाहे कोई सबब करके दोनों की 
जिन्दगी में घट जावे या जाती रहे, नही तो मौत के 
वक्त जरूर उसका बर्ताव बद हो जावेगा और निहायत 
दरजे का दुख और क्लेश जुदाई का सहना पड़ेगा ।। 


७ - विचारवान और समझदार मनुष्य को चाहिये 
कि अपना मन ऐसे में लगावे कि जिससे दिन २ सुख 
और आनन्द विशेष मिले और जिससे कभी बिछोहा न 
होवे और ऐसे हमेशा एक रस कायम रहने वाले सत 
सतगुरु और कुल मालिक राधास्वामी दयाल हैं कि जो 
घट घट में मौजूद हैं और हर एक जीव के दम दम के 
सगी हैं, वे निज स्वरूप से हमेशा कायम रहते है और 
महा आनन्द और महा प्रेम के भडार हैं।। 


८ - हरचद सत सतगुरु और कुल मालिक 
राधास्वामी दयाल का देश ऊचे से ऊँचा है और रास्ता 
उसका घट में जारी है पर जो कोई उनके चरनों में 
सच्ची प्रीत लावे, उसको इसी मुकाम पर यानी जहाँ 
जीव की पिंड में बैठक है, परचा दे सकते हैं यानी उस 
पर शब्द और प्रकाश के वसीले से अपनी दया हर वक्त 
और हर जगह जाहिर कर सकते हैं।। 


| ७] चोथाभाा [१४५ | भाग 


९ - इस वास्ते सब जीवों को मुनासिब और 
लाजिम है कि अपने जीव के कल्यान और फायदे के 
वास्ते सत सतगुरु का खोज करके उनसे ज़रूर मिलें 
और कोई दिन उनका सलसग करके भेद कुल मालिक 
और उसके धाम का और भी रास्ते और उसकी 
मजिलो का और तरीका चलने का दरियाफ्त करके 
अभ्यास शुरू कर दे और चरनो में दिन दिन प्रीत और 
प्रतीत बढ़ाते जावें तो इसी जिन्दगी में उनको सच्चे 
मालिक राधास्वामी दयाल की प्रीत का थोड़ा बहुत 
फायदा यानी आनन्द हासिल होता हुआ मालूम पड़ेगा 
और फिर वह आनन्द आहिस्ते २ दिन दिन बढ़ता 
जावेगा और उसी कदर दुनिया के शोक और मुहब्बतें 
उसकी नाशमानता और लुच्छ होना देख कर घटती 
जावेंगी और फिर जो दुख सुख कि उनके सबब से 
वक्त २ पर व्यापता है, उस में भी बहुत फर्क हो जावेगा 
यानी मालिक की प्रीत के आनद के बल से उस दुख 
सुख का असर बहुत कम होवेगा और रफ्ते २ सब 
मुहब्बतें दुनिया की एक दिन ढीली हो जावेगी और 
राधास्वामी दयाल के चरनो का प्यार ज्यादा से ज्यादा 
बढ़ता जावेगा कि वह एक दिन धुर धाम मे पहुँचा कर 
छोड़ेगा यानी अमर और परम आनद को प्राप्त करा 
देगा कि जहाँ जनम मरन और कष्ट और क्लेश किसी 
किस्म का बिल्कुल नही है।। 


१० - यह भेद निज घर और उसके रास्ते का वही 
है जो कि कुल मालिक के चरनों से सुरत के उतार का 
है यानी जेसे कि वक्त उतार के सुरत किसी किसी 
मुकाम पर ठहरती और रचना करती हुई आई है, उसी 
रास्ते से और उसी धार पर सवार होकर घर की तरफ | 


| १४६ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


लौट सकती है और वह धार चैतन्य और नूर और शब्द 
की धार है यानी शब्द को सुनती हुई और प्रकाश को 
देखती हुई सुरत रास्ता तै करके अपने निज धाम में 
जा सकती है। सिवाय शब्द मार्ग के और कोई तरीका 
कुल मालिक के धाम मे चढ़ कर और चल कर पहुँचने 


का नहीं है।। 


११ - जो जीव संत सतगुरु का सतसंग कर के 
और उनसे उपदेश लेकर यह कार्रवाई करेंगे, उनकी 
संसारी मुहब्बते आहिस्ते आहिस्ते कम होकर राधास्वामी 
दयाल के चरनो मे गहरी और मुख्य प्रीत आ जावेगी 
लेकिन जो कोई ससार और उसके सामान ओर कुटुम्ब 
परिवार की प्रीत मे अटके रहेंगे और सत सतगुरु और 
कुल मालिक का इस जिन्दगी मे खोज नही करेंगे, वह 


बारम्बार देह धारन करके दुख सुख भोगते रहेंगे और 
जनम मरन का चक्कर उनका कभी नहीं छूटेगा और 
झूठे और नाशमान शौक और प्रीत में बँघे रहेंगे और 
सच्चे मालिक और सत सतगुरु का भाव और प्यार 
उनके मन में कभी नहीं आवेगा और नर देही जो कि 
मुशकिल से हाथ आई है और जिस में वे मालिक से 
मिलने का जतन सहज में कर सकते हैं, मुफ्त में 
बरबाद जावेगी ।। 


| ३] चोथाभा [१४७ | भाग 
प्रकार अड्ार्डसवोँ 

इस दुनिया में दो पदार्थ हैं - चैतन्य और 
जड़। चैतन्य कुल रचना की कार्रवाई कर 
रहा है और मनुष्य स्वरूप में कई परदे यानी 
देहियों के अन्दर गुप्त है और इन देहियों का 
संग करके दुख सुख और जनम मरन भोगता 
है सो जब तक उलट कर अपने भडार में 
नहीं पहुँचेगा, सुखी नहीं होगा। राधास्वामी 
मत का मतलब यही है कि इस बुद और अस 
रूप चैतन्य को उसके सिध मे पहुँचा कर 
परम आनद को प्राप्त कराना। | 

१ - इस दुनिया में दो पदार्थ नज़र आते हैं, एक 
चैतन्य, दूसरा जड़। चैतन्य के वसीले से कुल कार्रवाई 
रचना की हो रही है यानी वह कुल का प्रेरक है और 
मनुष्य स्वरूप में तीन परदों के अन्दर बैठ कर अपनी 
धार के वसीले से तीनों परदे यानी देहियों को चैतन्य 


कर रहा है और हर एक देही और उसके औजारों से 
उसके लाल्लुक का काम ले रहा है।। 

२ - जानवरों में मुवाफिक उनके दरजो के यह 
चैतन्य ज़्यादा गुप्त है यानी ज़्यादा मोटे परदो के अदर 
बैठ कर कार्रवाई कर रहा है और जड़ पदार्थो में 
बिल्कुल गुप्त है और औजार भी नहीं हैं।। 

३ - यह चैतन्य, आनन्द और प्रेम और ज्ञान स्वरूप 

है और यही सत्त है क्योकि इसके आसरे हर एक देही | 


| १४८ |  प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
का ठहराव और बर्ताव इस लोक मे जारी है ओर इसके 
वियोग में देह स्वरूप का अभाव हो जाता है।। 

४ - यही चैतन्य देहियों में आशक्त होकर और जड़ 
पदार्थो मे रस और आनन्द की प्राप्ति का भरम करके 
दुख सुख इस संसार में भोग रहा है। असल में वह 
सुख और आनन्द इसी चैतन्य में मौजूद है।। 


५ - जीव अपने चैतन्य स्वरूप के हाल से बे-खबर 
है अपनी स्थूल देह को अपना स्वरूप और इस माया 
देश को अपना देश समझ कर यहाँ के पदार्थो में जो 
मन और इद्रियों के विषय हैं, थोड़ा बहुत रस पाकर 
बँध गये हैं और उन्हीं भोगों की प्राप्ति के वास्ते रात 
दिन जलन और मेहनत कर रहे हैं और हरचंद अपनी 
आँखों से देखते हैं कि यह दुनिया मृत्यु लोक है यानी 
कोई शख्स या चीज़ चद रोज़ से ज्यादा नहीं ठहर 
सक्ती, फिर भी कोई सच्चा होकर खोज नही करता कि 
जीव कहाँ को जाते हैं।। 

६ - ब-सबब जड़ पदार्थ यानी इंद्री भोगों में 
आशक्ति करने के सब जीवो का दिन २ झुकाव नीचे 
यानी स्थूल माया की तरफ होला जाता है और इस 
वजह से सुख घटता और दुख बढ़ता जाता है।। 


७ - अक्लमन्द और विचारवान मनुष्यो को चाहिये 
कि जैसे वे और और चीज़ों का इस रचना में खोज 
लगाते हैं और तरह तरह की तहकीकात कर रहे हैं कि 
जिससे थोड़ा बहुत फायदा दुनिया का हासिल होता है, 
वास्ते अपने जीव के कल्यान और आराम के, अपने 
चैतन्य स्वरूप का भी खोज करें कि कैसा है और कहाँ 


| ३] चोथाभा [१४९ | भाग 


से आया और वास्ते प्राप्ति हमेशा के सुख और आनद 
के उसको कहाँ पहुँचाना चाहिये ।। 

८ - जीव चैतन्य का तीन परदों के परे इस पिंड 
में ठहराव होने का सबूत तीन अवस्थाओं से जिनमें 
उसका रात दिन बर्तावा है, मौजूद है यानी जाग्रत 
अवस्था में इसकी धार आँखों के मुकाम पर बैठ कर 
इस दुनिया में मन और इच्द्रियो के वसीले से कार्रवाई 
करती है और उस वक्त स्थूल देह और मन और 
इन्द्रियाँ चैतन्य होती हैं और स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म देह 
में बैठ कर सूक्ष्म मन और इन्द्रियो से कार्रवाई करती 
है और उस वक्त स्थूल देह और उसके औजार स्थूल 
मन और इंद्रिय बेकार हो जाते हैं और जब सुषुप्ति 
अवस्था यानी गहरी नीद के स्थान पर चैतन्य धार का 
खिंचाव हो जाता है, तब दोनों स्थूल और सूक्ष्म देही 
बेकार हो जाती हैं और इस मुकाम से ज़्यादा खिंचाव 
होने पर नब्ज और स्वॉस बद हो जाते है और फिर मोत 
वाकै होती है।। 


९ - इससे जाहिर है कि जो कोई जीव, चैतन्य का 
खोज लगाना चाहे तो इसी रास्ते से जहाँ होकर उसकी 
धार गहरी नीद और स्वप्न और जाग्रत के मुकाम पर 
आती है, पता लगावें तो अपने रूप को लहकीक कर 
सकता है और फिर वहाँ से आगे खोज लगा कर जहाँ 
से कि आदि में यह चैतन्य धार आई है, वहाँ का भेद 
दरियाफ्त कर सकता हे ।। 


१० - यह पता और भेद सिर्फ सत सतगुरु से जो 
आदि धाम के बासी और कुल मालिक के भेदी हैं, मिल 
सक्ता है और इस वक्त में इसका मुफस्सिल हाल 


| १५० ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


राधास्वामी संगत से मय लरकीब और जुगत तै करने 
रास्ते की, मालूम हो सक्ता है।। 


११ - मालूम होवे कि संतों ने रचना के तीन दरजे 
मुकर्रर किये हैं- एक निर्मल चैतन्य देश जहाँ कुल 
रचना रूहानी है और माया नहीं है और दूसरा निर्मल 
चैतन्य और शुद्ध माया देश जहाँ ब्रह्म सृष्टि है और 
तीसरा निर्मल चैतन्य और मलीन माया देश जहाँ देवता 
और मनुष्य ओर जानवर वगैरा की रचना है। इस वास्ते 
जो कोई चेतन्य जीव यानी सुरत का खोज लगाता हुआ 
धुर धाम तक पहुँचना चाहे, उसको तीन परदे मलीन 
माया देश और तीन परदे शुद्ध माया देश के फोड़ कर 
यानी इन छःदेहियों से न्यारा होकर निर्मल चैतन्य देश 
मे पहुँचना चाहिये। यह छ:परदे बगेर मदद भेदी गुरू के 
फोड़े नहीं जा सकते हैं।। 


१२ - राधास्वामी मत का मतलब यही है कि 
जीव-चैतन्य को भेद उसके निज घर का, और भी रास्ते 
और मजिलो का, समझा कर और जुगत चलने की 
सुरत शब्द मार्ग के वसीले बता कर कुल मालिक 
राधास्वामी दयाल के धाम में जो महा आनन्द, महा 
प्रेम, महा ज्ञान और महा चैतन्य का भडार है, पहुँचाना 
और वहाँ विश्राम देकर हमेशा को सुखी कर देना। जो 
कोई राधास्वामी संगत में शामिल होकर और उपदेश 
लेकर शौक के साथ सुरत शब्द का अभ्यास शुरू 
करेगा, उसको चन्द रोज़ में अपना रास्ता चलता और 
कटता हुआ और थोड़ा बहुत रस और आनन्द प्राप्त 
होता हुआ और दिन दिन कुल मालिक राधास्वामी 
दयाल के चरनों में प्रेम बढ़ता हुआ मालूम पड़ेगा और 


| ३] चोथाभा [१५१ | भाग 

उसी कदर ससार और उसके भोगों और पदार्थो से 
चित्त में उदासीनता आती जावेगी || 

१३ - जो लोग कि कुल मालिक की मौजूदगी के 
कायल नही हैं या शक लाते हैं, उनसे भी कहा जाता 
है कि जरा अपने अतर में तवज्जह करके अपने चैतन्य 
स्वरूप का खोज लगावे और जो कि तमाम रचना धारो 
की है और सुरत चैतन्य की धार अंतर से तीनों शारीरो 
यानी कारन, सूक्ष्म और स्थूल में प्रवेश करके उनको 
चैतन्य करती है और जब सिमट जाती है, तब यह 
शरीर और उनके औजार बेकार हो जाते हैं, इस वास्ते 
उसी धार को पकड़ के अंतर में चलना चाहिये, तब 
पता और भेद जीव चैतन्य का और फिर कुल मालिक 
राधास्वामी दयाल का जिनकी वह अश है, लग सकता 
है।। 


१४ - और जो कि सब लोग वास्ते प्राप्ति दुनिया के 
सुखों के जो तुच्छ और नाशमान हैं और वास्ते दूर 
करने दुखों के अनेक तरह की तदबीर और मेहनत और 
मशक्कत कर रहे हैं और जो नास्तिक है, वह भी इसी 
तरह इस दुनिया में बर्त रहे हैं यानी सुख की चाह रखते 
हैं और दुख से बचना और हटना चाहते हैं, इस वास्ते 
कहा जाता है कि उनको चाहिये कि अपनी तीनों 
हालतो को गौर से जाँच करें कि जाग्रत मे दुनिया और 
देह का दुख सुख उन्हें व्यापता है और स्वप्न अवस्था 
मे उसकी खबर भी नहीं होती, वहाँ उस स्थान का 
जैसा कुछ कि सुख दुख है, सूक्ष्म शरीर से भोगते हैं, 
और यह भी सोचें कि जिस कदर सुख और आनन्द है, 

वह चैतन्य सुरत की धार में है क्योकि स्वप्न अवस्था में 


| १५२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


वे सब इच्द्रियों के भोग का रस उसी कदर लेते हैं जैसा 
कि जाग्रत मे और उस वक्त कोई पदार्थ बाहर मौजूद 
नहीं होता और स्थूल देह की इन्द्रियाँ सब बेकार होती 
है और तीसरी अवस्था मे किसी किस्म का दुख सुख 
नही व्यापला । फिर जो वे सुख और आनन्द चाहें और 
दुक्खों से बचाव चाहें तो संतो की जुगल के अभ्यास 
करने से यानी सुरत की धार को जाग्रत के स्थान से 
जो कि आँखों में है, अतर मे उलटाने से विशेष आनद 
और रस, बगेर बाहरी मेहनत और जलन के, स्वतंत्र 
मिल सकता है और दुख और लकलीफ का भी असर 
जाग्रत के मुकाम से हटने से नही व्यापेगा, इस वास्ते 
उनको यह काम जरूर करना चाहिये क्योकि दुनिया में 
इसी मतलब से हर तरह की मेहनत और मशक्कत 
करते है, फिर जो बढ़का फायदा बगेर भारी मेहनत के 
हासिल हो सके तो उसमें क्यों दरेगा और बे-परवाही 
करनी चाहिये । | 


१५ - जो इस काम को यानी सन्तो के सुरत शब्द 
मार्ग का अभ्यास थोड़ा शोक लेकर करेंगे तो उनको 
अपने स्वरूप की खबर पड़ेगी कि ऐन चैतन्य और 
आनंद और प्रेम और सत्त स्वरूप है और फिर उसके 
भडार की भी जहाँ से सब सुरते आई हैं और जो कि 
कुल मालिक का धाम है, ख़बर पड़ेगी यानी सब भेद 
रचना का और सुरत की चढ़ाई के रास्ते और मजिलो 
का, और भी कुल मालिक और उसके धाम का, 
आहिस्ते आहिस्ते खुलता जावेगा, तब अपनी ओछी 
और नादानी की समझ पर पछतावेगे और अफसोस 
करेंगे और अंतर मे चढ़ने और चलने से जो कुछ कि 
फायदा होगा और भेद मालूम पड़ेगा उसको पा कर | 


| २] चोथाभाग [१५३ | भाग 
अपने भागो को सराहेंगे और संत सतगुरु और कुल 
मालिक राधास्वामी दयाल की अपार महिमा समझ कर 
शुकराना बजा लावेंगे।। 


प्रकार उनतीसवाँ 


यह देश पाप और पुन्य और मेहनत और 
मशक्कत और जनम मरन का है। जो कोई 
इससे बचना चाहे, उसको मुनासिब है कि 
घट का भेद और जुगल चलने की दरियाफ्त 
करके अपने अन्तर में चले तो एक दिन 


निःकर्म होकर अमर देश में पहुँच कर परम 
आनंद को प्राप्त होगा कि जहाँ किसी तरह 
का कष्ट और क्लेश और जनम मरन का 
दुख नही है।। 

१ - इस लोक मे कोई चीज़ या जीव स्थिर नही है 
यानी हमेशा कायम नही रहता और जीव जो इस लोक 
में कार्रवाई कर रहे हैं, उनका बर्तावा स्थूल देह और 
रशूल मन और इन्द्रियों के साथ है यानी अपनी २ इच्छा 
के अनुसार कर्म करते हैं।। 

२ - जीव की बैठक इस देह मे वक्त बाहरमुखी कर्म 
करने के आँखों के तिल में है यानी यही कर्म का स्थान 
है। जब इस मुकाम से सुरत की धार अंतर में खिंच 

जाती है कोई कर्म नहीं बनला ।। 


| १५४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


३ - जैसा जिसको संग मिला है और जैसा जिस 
किसी ने सुना या देखा या पढ़ा है, उसी मुवाफिक मन 
मे इच्छा यानी तरंगे उठती हैं और उनके पूरा करने के 
वास्ते जैसा कुछ कि जतन मुकर्रर है या जेसा जिस 
किसी को अपनी बुद्धि के मुवाफिक सूझता है, कर्म 
करता है और उस कार्रवाई में भले और बुरे कर्म जीवों 
की चाह जबर या हलकी होने के मुवाफिक बनते हैं।। 

४ - जिस किसी को परमार्थ का कुछ पता और 
भेद मिला है और कर्म करने की निसबत कुछ हिदायत 
हुई है, वह थोड़ा बहुत सम्हल कर बर्ताव करते हैं और 
बाकी जीव अपने मन की चाह पूरी करने के निमित्त 
जैसी कार्रवाई जरूर समझे, बे-तकल्लुफ और बे-खौफ 
करते हैं और दूसरे के नफे और नुकसान और आराम 
और तकलीफ का कुछ सोच और विचार नही करते।। 

५ - पुन्य और पाप कर्म तीन किस्म के हैं, 
(१) - मन से (२) - कर्म करके, (३) - बचन कर के, 
सो जब जेसा मौका आ पड़े, कार्रवाई करने में पाप 
और पुन्य का ख्याल बहुत कम जीवों को रहता है, 
सिवाय उन कामो के जिनकी निसबत हाकिम से 
बाज़-पुर्स होती है या बिरादरी वाले कुछ जोर डालते है, 
लेकिन पोशीदा तौर पर निरभय होकर इन कामो में भी 
जीव बर्तते हैं और फिर उनका फल जेसा कुछ कि 
होवे, इस जिंदगी में या आइदा भोगते हैं।। 

६ - और जो कि इस लोक मे कोई चीज या जीव 
ठहराऊ नहीं है, मुसाफिर के तोर पर यहाँ आना जाना 
मालूम होता हे ओर फिर थोड़ी ज़िदगी और थोडे सुख 

के वास्ते भलाई और बुराई करके उसका नतीजा दुख 


| २] चोथाभा [१५५ | भाग 


सुख सहना पड़ता है, इस वास्ते मुनासिब है कि अमर 
देश और परम आनद के स्थान का जहाँ जनम मरन 
और किसी किस्म का कष्ट और क्लेश नहीं है, खोज 
लगा कर वहाँ के चलने का जतन किया जावे।। 


७ - जो यह जतन नही किया जावेगा तो देहियों के 
साथ दुख सुख का भोगा और जनम मरन का चक्कर 
नहीं छूटेगा क्योंकि सतो के बचन के मुवाफिक यह देश 
माया का है और सुरत इस देश में बिना माया के 
गिलाफो के जिनको देही कहते है, नही रह सकती और 
यह गिलाफ हमेशा बदलते रहते है यानी जब एक 
गिलाफ पुराना हो जाता है, तब सुरत उसको छोड़ कर 
उसी लोक में या किसी दूसरे लोक मे दूसरा गिलाफ 
धारन करती है, इस तरह जनम मरन बराबर जारी 
रहता है और हर देही में अगले पिछले और हाल के 
कर्मो के मुवाफिक सुख दुख भोगना पड़ता है।। 


८ - ऐसा अमर देश कि जो महा सुख और परम 
आनद का भडार है और जहाँ कष्ट और क्लेश किसी 
किस्म का नहीं है, निर्मल चैतन्य देश जो कुल मालिक 
का धाम है, कहलाता है और वहाँ माया बिल्कुल नहीं 
है और बाकी देशों मे शुद्ध या मलीन माया की मिलोनी 
साथ चैतन्य के है और इसी सबब से वहाँ पाप और 
पुण्य ओर दुख सुख और जनम मरन जारी है, सो जब 
तक यह देश न छूटेगा और जीव निर्मल चैतन्य देश में 
न पहुँचेगा, तब तक उसको अमर आनद प्राप्त नहीं 


होगा | | 


९ - उस देश का पता और भेद और हाल रास्ते 
का और तरीका चलने का सिर्फ राधास्वामी मत मे 


| १५६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


जाहिर किया है। और किसी मत मे उसका इशारा भी 
नहीं है और जो कुछ मुअम्मा या गुप्त तौर पर वर्णन भी 
किया है तो वह मलीन या शुद्ध माया देश का भेद है।। 

१० - जो जीव विचारवान हैं और अपने नफे और 
नुकसान का ख्याल रखते है, उनको चाहिये कि अपने 
जीव के कल्यान के वास्ते जरूर ऐसी कार्रवाई करें कि 
जिससे माया देश के पार पहुँच कर महा सुख के स्थान 
में बासा पावे और पाप पुण्य और दुख सुख के धाम से 
न्यारे हो जावें और यह बात संत सतगुरु के संग से 
हासिल हो सकती है। इस वास्ते पहिले खोज संत 
सतगुरु या उनकी संगत का लगाना चाहिये और जब 
वे भाग से मिल जावें तो शौक और दीनता के साथ 
उनका सलसग करें और सुरत शब्द मार्ग का उपदेशा 
लेकर अभ्यास शुरू कर दें।। 

११ - मालूम होवे कि सिवाय सुरत शाब्द योग के 
और किसी तरकीब के साथ कोई शख्स माया के घेर 
के पार नहीं जा सकता है और सुरत शब्द मार्ग से 
मतलब यह है कि अपनी रूह को आवाज़ आसमानी को 
सुनते हुए चैतन्य धार को पकड़ कर ऊंचे देश की 
तरफ चढ़ाना। यह धार आदि धाम यानी निर्मल चैतन्य 
देश से उतरी है और उसके साथ बराबर आवाज़ होती 
चली आती है। सो उस आवाज़ का भेद लेकर तवज्जह 
के साथ सुनना और उसी के वसीले से सुरत को उस 
मुकाम की तरफ जहाँ से कि आवाज़ आती है, चढ़ाना 
सुरल शाब्द योग कहलाता है।। 


१२ - इस वक्त में इस अभ्यास का तरीका बहुत 
आसानी के साथ राधास्वामी मत मे जारी है। सो जो 


| २९] चोथाभाा [१५७ | भाग 


कोई अपना सच्चा उद्धार चाहे, वह राधास्वामी सगत में 
शामिल होकर इस अभ्यास की सहज तौर पर कमाई 
कर सकता है और कुल मालिक राधास्वामी दयाल और 
सत सतगुरु की सच्चे मन से सरन लेकर अपना काम 
बहुत आसानी के साथ बना सकता है। सब जीवों पर, 
चाहे औरत होवे या मर्द, इस अभ्यास का थोड़ा बहुत 
करना वास्ते उनके जीव के कल्यान के लाज़िम और 
फर्ज है।। 


१३ - बड़ी महिमा इस अभ्यास की यह है कि कुल 
मालिक राधास्वामी दयाल और संत सतगुरु की दया 
इसके अभ्यासी के संग रहती है और वह दया जब तक 
कि अभ्यासी को घुर मुकाम में नहीं पहुँचावेगी, उसका 
संग नहीं छोड़ेगी, चाहे यह काम दो तीन या चार जनम 


मे बने। हर जनम में नर देह मिलेगी और संत सतगुरु 
और उनका सतसंग भी मिलेगा और जहाँ तक एक 
जनम में अभ्यास किया है, वह दूसरे जनम में फुर 
आवेगा और उसके आगे कमाई बनती चली जावेगी, 
जब तक कि धुर स्थान में नही पहुँचेगा। इस वास्ते जो 
जीव कि कुल मालिक राधास्वामी दयाल की सरन 
लेकर इस अभ्यास मे लगे हैं, वही बड़भागी हैं और 
उन्ही का एक दिन सच्चा उद्धार हो जावेगा। और 
बाकी सब जीव चाहे जिस मत में होवें, माया के देश 
मे रह कर नीचे ऊँचे स्थान या जोनों मे बासा पाकर 
सुख दुख कम या ज्यादा भोगते रहेंगे और उनका 
जनम मरन का चक्कर, चाहे सबेर होवे या अबेर, जारी 
रहेगा | । 


| १५८]  प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


प्रकार तीसर्वो 


इस देश मे जीव आसा, मसा, तृष्णा, 
भय, चिन्ता और परिश्रम से नहीं बच सकता । 
जो इनसे न्यारा होना चाहें, वह कुल मालिक 
राधास्वामी दयाल के देश मे पहुँचने का 
जतन अपने घट में करें तो एक दिन सब 
झगड़े और बखेड़े और दुख सुख से बच कर 
परम आनन्द को प्राप्त होगे ।। 


१ - यह लोक स्थूल और मलीन माया का देश है 
और यहाँ सुरत यानी जीव स्थूल देह में बैठ कर 
कार्रवाई करते हैं और वास्ते अपने अहार और जरूरी 
कामो के, जो कि देह के निरवाह के लिये दरकार हैं, 
जड़ पदार्थो के आधीन हैं और वे पदार्थ बगैर धन के 
और धन व माल बगैर मेहनत और मशक्कत के प्राप्त 
नहीं हो सकते । 


२ - इस सबब से सब जीव रात दिन चिन्ता और 
फिक्र और मेहनत मे लगे रहते हैं और जब कोई पदार्थ 
चाह के मुवाफिक प्राप्त हुआ तो उसके बढ़ाने के वास्ते 
ज्यादा मेहनत उठाते रहते हैं।। 

३ - जो कि इस दुनिया में सब चीजों में दरजे हैं 
और ऐसे ही आदमियों में भी धन और माल और 
सामान, किसी को ज्यादा से ज्यादा, किसी को ज्यादा, 
किसी को कम और किसी को बहुत कम प्राप्त है, सो 

जब किसी को अपनी ज़रूरत के मुवाफिक धन और 


| ३] चोथाभ [१५९ | भाग 


सामान मुयस्सर आजावे तो वह अपने से ज्यादा धन 
वालो को देख कर उनकी बराबरी के वास्ते हिर्स करता 
है और अनेक तरह की तदबीरें सोच कर उनमें अपने 
तन मन को खपाता है। कभी कोई कामयाब भी हो 
जाता है और अक्सर ना-कामयाब होकर बहुत दुख 
सहते हैं ओर वृथा मेहनत और मशक्कत करते हैं। यह 
तृष्णा, क्या अमीर क्या गरीब, सबको सताती है और 
दुखी रखती है।। 

४ - इस तरह कोई जीव चाहे उनको ज़रूरत के 
मुवाफिक सामान मिल जावे, कभी आशा ओर तृष्णा से 
खाली नहीं रहते और उनके पूरा करने के निमित्त 
हमेशा चिन्ता और गुनावन जिसको मंसा कहते हैं, 
उठाते रहते हैं और उसके मुवाफिक कर्म यानी परिश्रम 
करते हैं और इस कार्रवाई में कभी दुखी, कभी सुखी 
होते हैं। । 

५ - यह सब कार्रवाई ससारी है और कुल जीव 
इसी में लिपटे रहते हैं और इसी की आपस में जब 
मिलें, बातचीत करते हैं ।। 


६ - खुलासा यह कि उनका मन कभी दुनियावी 
खयालों से खाली नहीं रहता। या तो रोजमर्रा की 
मेहनत और परिश्रम में लगा रहता है या जो भोग कि 
प्राप्त हैं, उनके भोगने और मजा लेने में वक्त खर्च 
करता है या विशेष भोगों और पदार्थो और मान बड़ाई 
के हासिल करने को चिन्ता और गुनावन और फिर 
जतन करता है या इन्हीं मुआमलो का आपस में जिक्र 
मजकूर करता है या कभी मनोराज करके अपने आप 

मगन होता है।। 


| १६० | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


७ - यह हालत कुल जीवों की यहाँ तक बढ़ी हुई 
रहती है कि उनको कभी अपनी मौल का ख्याल भी नहीं 
आता और न इस बात का कि बाद मरने के कहाँ 
जायेंगे और क्या हालत उन पर गुज़रेगी, कभी सोच 
मन में करते हैं। । 


८ - जो कुछ मामूली परमार्थ की बाल चीत सुनते 
हैं या किसी वक्‍त मुअइ्यना पर किताब पढ़ते या सुनते 
है, वह कार्रवाई साधारण तौर पर बतौर पुरानी लीक 
और रस्म के करते हैं और उसमें ज़रा गौर और 
तवज्जह नही करते कि इस कार्रवाई का क्या मतलब 
है और इससे क्या फायदा हासिल होना चाहिये और 
आया वह हासिल होता है या नहीं।। 


९ - इसी तरह जब किसी को निहायत दुखी या 


बीमार या मरते देखते हैं तो उस वक्‍त कुछ खोफ मन 
में लाते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद उसको भूल जाते हैं।। 


१० - जिस किसी को सच्चे परमार्थ या भक्ति की 
रीति में बर्तते देखते हैं तो उनको बडा अचरज होता है 
कि वह शख्स कैसे धन और माल और दुनिया के भोग 
और उनकी चाह छोड़ कर या कम करके सतसग और 
भजन वगेरा में अपना वक्त लगाता है।। 

११ - लेकिन जब कभी इन जीवों पर सरबत 
तकलीफ या सदमा गुज़रता है या मोत का वक्त करीब 
आता है, उस वक्‍त यह निहायत घबराते और तडपते 
है और कोई उनका उस असाध दुख में सहाई और 
मददगार नहीं होता और फिर बाद मरने के अपने कर्मो 
का फल दुख सुख भोगते है ओर उसमें भी कोई कुछ 


| ३ ] चोथाभा [१६१ | भाग 


बचाव नहीं कर सकता और जनम मरन का चक्कर भी 
नही छूट सकला ।। 


१२ - ऐसी हालत जीवों की कि सदा दुख सहते 
रहते है, देख कर सत सतगुरु दया करके फरमाते हैं 
कि जो महा सुख और अमर आनद चाहो तो अपने 
सच्चे माता पिता कुल मालिक सत्त पुरुष राधास्वामी 
दयाल और उनके निज धाम का खोज और पता लगा 
कर और उनके दर्शनों की सच्ची अभिलाषा मन मे उठा 
कर और जुगत चलने की दरियाफ्त करके उसका 
अभ्यास शुरू कर दो तो रफ्ता २ जिस कदर रास्ता तै 
होता जावेगा, उसी कदर छुटकारा माया के जजाल से 
होता जावेगा यानी देह और ससार के दुख सुख का 
असर इसे कम व्यापेगा और अपने अतर में अभ्यास का 
आनद मिलता जावेगा और वही अभ्यास और आनद 
तरक्की पाकर एक दिन निज घर में पहुँचा देगा।। 


१३ - यह बात सब को मालूम होना चाहिये कि इस 
रचना का कोई कुल मालिक जरूर है और उसका नाम 
सत्त पुरुष राधास्वामी दयाल है और हरचद वह सब 
जगह मौजूद है, पर उसका निज धाम ऊँचे से ऊंचा है 
और सब जीव उसकी अस हैं, जेसे सूरज और उसकी 
किरन, और उसके निज देश में माया नहीं है, वहाँ 
कुल रचना रूहानी और चेतन्य है ओर कष्ट और क्लेश 
और जनम मरन वहाँ नही है, ओर नीचे के देश मे माया 
का भारी ज़ोर और शोर है यानी चैतन्य पर उसके 
गिलाफ पर गिलाफ चढ़ रहे हैं, और जिस कदर कि 
भोग और पदार्थ हैं, वह सब माया के मसाले से ( जो 
पॉच तत्त्व और तीन गुन हैं ) बने हैं और जड़ हैं, इस 


| १६२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
वास्ते जब तक कि जीव अपने असी यानी कुल मालिक 
के धाम में उलट कर न पहुँचेगा, तब तक अमर और 
परम आनंद को प्राप्त नहीं होवेगा और देह सम्बन्धी 
दुख सुख और जनम मरन से बचाव नहीं होवेगा।। 


१४ - अब सब जीवों को चाहे मर्द होवें या औरत, 
इस दुनिया और उसके सामान की नाशमानता देख 
कर और अपनी मौत की याद लाकर विचारना चाहिये 
कि जब थोड़े दिनों की जिन्दगी के वास्ते इस दुनिया 
मे इस कदर मेहनत और मशक्कत करते हैं और 
नाशमान सुखों की प्राप्ति के लिये जो कि मरने के वक्‍त 
ज़रूर छोड़ने पड़ेंगे, इस कदर पचते और खपते हैं तो 
हमेशा के महा सुख और परम आनद के हासिल करने 
और दुक्खों से सहज मे नजात पाने के वास्ते किस 
कदर तवज्जह और मेहनत उनको करना चाहिये ।। 

१५ - पिछले वक्तों मे यह काम बहुत मुश्किल था 
और बा-वजूद सख्त मेहनत के बहुत थोड़ा फायदा 
परमार्थी हासिल होता था लेकिन अब कुल मालिक 
राधास्वामी दयाल ने अति दया करके और जीवों को 
निबल और दुखी देख कर सहज जुगत पूरे उद्धार और 
सच्ची मुक्ति के प्राप्ति की फरमाई है कि जो औरत और 
मर्द और जवान और बूढ़ा, बिला छोड़ने घर बार और 
उद्यम और रोज़गार के, थोड़े वक्‍त उसका अभ्यास 
करके परम पद हासिल कर सकता है और इसी 
ज़िदगी में राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु की दया 
से अपना उद्धार होता हुआ देख सकता है।। 


१६ - इस वास्ते भूल और गफलल और बे-परवाही 
और आलस छोड़ कर सब जीवों को मुनासिब और 


| ३ |] चोथाभाग [१६३ | भाग 


लाजिम है कि अपने जीव के कल्यान के वास्ते 
राधास्वामी दयाल के उपदेश की कमाई थोड़ी बहुत 
जरूर करें कि जिससे इस जिन्दगी में और भी बाद 
मरने के, उनके जीव की रक्षा और सहायता होवे और 
दो तीन या चार जनम में अपना अभ्यास पूरा करके 
धुर घर पहुँच कर महा सुख को प्राप्त होवे।। 


१७ - कुल मालिक राधास्वामी दयाल और उनके 
निज धाम का भेद और तरीका अभ्यास का कि जिससे 
सुरत, मन और इन्द्रिय और माया के घेर से न्यारी 
होकर अपने मालिक के चरनों मे पहुँचे, राधास्वामी 
सगत से मालूम हो सकता है। और किसी मत में जो 
आज कल जारी हैं, यह भेद और जुगल अभ्यास की 
पाई नहीं जाती है। इसी सबब से सब मत वाले खाली 
फिरते हैं और कर्मो मे अटक कर पाप पुन्य का फल 
दुख सुख भोगते है और यह चक्कर जब तक कि सच्चे 
मालिक के चरनों का प्रेम मन में नहीं आवेगा और 
उसके दर्शन की प्राप्ति के वास्ते सत सतगुरु की दया 
लेकर सुरत शब्द मार्ग का अभ्यास नहीं किया जावेगा, 
कभी नहीं मिट सकता है।। 


प्रकार इकतीसवाोँ 


इस देश मे चेलन्य सुरत की धार उलटी 
बह रही है और इन्द्रिय द्वारे बाहर बिखर रही 
है। इसलिये इसको पूरा और निर्मल सुख 
नहीं मिल सकता और इसकी एकसी हालत 


| १६४]  प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


नहीं रह सकती । इस वास्ते चाहिये कि इस 
धारा को सुलटा बहावे यानी ऊचे की तरफ 
को घट मे चढ़ावे तो इसको एक दिन अपने 
भडार में पहुँच कर पूरन और अमर आनद 
प्राप्त होगा ।। 


१ - कुल जीव स्थूल देह मे आँखो के मुकाम पर 
बैठ कर इस लोक मे मन और इन्द्रियो से कार्रवाई कर 
रहे हैं यानी सुरत की धार मन और इन्द्रियों के द्वारे 
बाहर की तरफ बिखर रही है और जड़ पदार्थो से 
विशेष कर इस धार का मेल हो रहा है।। 

२ - जिन जीवो मे कि इस शख्स की प्रीति है, 
उनकी तरफ तवज्जह करने या उनका ख्याल करने 
और मिलने में इसको आनद होता है और इसी तरह 
जिन भोगो और पदार्थो मे इसकी आशक्ति है या उनमें 
विशेष बर्ताव रहता है, जब जब वे सन्मुख होते हैं या 
उनके साथ स्पर्श होता है या जब उनको यह ग्रहण 
करता है, तब रस और आनंद मिलता है, इस सबब से 
सुरत की धार इन सब की तरफ बारम्बार या अक्सर 
जाती है।। 


३ - हरचंद यह बात प्रकट है लेकिन फिर भी जीव 
उससे बे-खबर हैं कि जिस कदर आनद और रस और 
स्वाद जीवो और पदार्थो और भोगों के वसीले से इद्विय 
द्वारे मन को मिलता है, वह असल में सुरत की धार में 
है। जो सुरत की धार इन्द्रिय के मुकाम पर न आवे 


| ३ |] चोथाभा [१६५ | भाग 


और वहाँ से चल कर भोगों और पदार्थो से न मिले तो 
कुछ भी रस या आनंद प्राप्त नहीं होगा।। 


४ - स्वप्न अवस्था में इस बात का सबूत साफ 
मिलता है कि जीव उस हालत में कुल इन्द्रियो के भोगो 
का रस और स्वाद वेसा ही लेते हैं जेसा कि जाग्रत 
अवस्था में मिलता है और हाल यह है कि उस वक्त 
बाहर की इन्द्रियाँ बेकार और कोई पदार्थ मौजूद नहीं 
होला । फिर जाहिर है कि वह रस और स्वाद जो अंतर 
में स्वप्न अवस्था में मिलता है, सुरत की धार का है। 
सिवाय इस के, जब कि आदमी सो जाता है और 
उसकी सुरत की धार अंतर में खिच जाती है, उस 
वक्‍त जो कोई पदार्थ जो किसी इंद्रिय का विषय है, 
सन्मुख लाया जावे या उस इंद्रिय से उसका स्पर्श और 
मेल कराया जावे, तो कुछ भी खबर नही होती और न 
किसी किस्म का रस सोते आदमी को मिलता है। 
इससे भी साबित है कि ब-सबब न मौजूद होने सुरत 
की धार के, सोते वक्त, बाहर की इद्रियाँ बेकार होती 
हैं और कुछ रस नहीं ले सकती हैं।। 

५ - अब ख्याल करना चाहिये कि जब कि जिस 
कदर रस और आनद और स्वाद है, वह सुरत की 
धार मे है, फिर जिस कदर कि सुरत की धार बाहर की 
तरफ जारी रहेगी, वह खर्च में दाखिल होगी और बाहरी 
भोगों और पदार्थो वगेरा से उस धार के ही मुवाफिक 
रस और स्वाद मिल सकता है और जो वही धार अपने 
भडार की तरफ जो ऊचे देश मे है, रुजू करे तो जिस 
कदर उसकी चाल चलेगी यानी बाहर की तरफ से 

सिमटाव और अदर मे चढ़ाई होवेगी, उसी कदर बगेर 


| १६६ ]  प्रेमपत्रराधास्वामी [ बचन | पत्र राधास्वामी 


मेहनत और धन खर्च करने के ज्यादा से ज्यादा आनद 
और रस मिलता जावेगा और उसी कदर चिन्ता फिक्र 
और दुख का असर कम व्यापेगा। 


६ - बाहर के भोग और पदार्थ बगेर धन खर्चने के 
नहीं मिल सकते हैं और धन बगेर मेहनत के हासिल 
नहीं हो सकता | लेकिन वैसा ही रस और स्वाद बल्कि 
उससे ज्यादा और फिर ज्यादा से ज्यादा अतर मे 
स्वतंत्र यानी अपनी इच्छा के मुवाफिक थोड़ा प्रेम और 
विरह अंग लेकर सतो की जुगत के कोई दिन अभ्यास 
करने से सहज मे मिल सकता है और फिर उस आनद 
और रस की हद्द और शुमार नहीं है यानी जिस कदर 
सुरत चढ़ती जावेगी, उसी कदर आनद बढ़ता जावेगा 
और एक दिन सुरत अपने निज धाम में पहुँच कर महा 
आनंद को, जिसका वार पार नहीं हे, प्राप्त हो सकती 
है।। 

७ - इस वास्ते सब जीवों को मुनासिब और 
लाजिम है कि जैसे बाहर के भोगों का रस और स्वाद 
लेने के वास्ते तन मन धन खर्च करते हैं, ऐसे ही वास्ते 
प्राप्ति अंतर के आनद के जो महा निर्मल हे और जिस 
वक्त चाहें उस वक्‍त बगैर मेहनत और खर्च करने के 
हासिल हो सकता है, थोड़ी लवज्जह और मेहनत 
अभ्यास की गवारा करें । | 


८ - यह अभ्यास सुरत को उसके निज घर में 
पहुँचा सकता है जहाँ से यह आदि में उतर कर आई 
है और वहाँ पहुँच कर दर्शन कुल मालिक राधास्वामी 
दयाल का जो इसके सच्चे माता पिता हैं और जिनकी 


| ३ | चोथाभाा [१६७ | भाग 


यह अंस है, हासिल करके निहायत आनंद को प्राप्त हो 
सकती हे।। 


९ - इस अभ्यास का तरीका और भी भेद रास्ते 
और कुल मालिक के धाम का संत सतगुरु या साध 
गुरू या उनके प्रेमी भक्त से मालूम हो सकता है और 
इस वक्त में राधास्वामी दयाल की संगत मे प्रकट 
सुनाया जाता है और उस अभ्यास का नाम सुरत शब्द 
योग है यानी सुरत, रूह, को चेतन्य की धार की सवारी 
पर उलटा कर उसके भडार यानी निज घर में पहुंचाना । 
यह चैतन्य की धार नज़र नहीं आ सकती और न 
पकड़ाई दे सकती है लेकिन जो कोई उस आवाज़ को 
जो उस धार के साथ बराबर जारी है, तवज्जह के 
साथ यानी विरह और प्रेम अग लेकर सुनता हुआ चले 
तो उसकी सुरत एक दिन उस मुकाम पर पहुँच जावेगी 
जहाँ से कि वह धार और आवाज़ आती है।। 

१० - मालूम होवे कि आवाज़ की बराबर कोई 
ताकत वाला और अधरे मे प्रकाश करने वाला और 
रास्ता दिखाने वाला नहीं है। इस दुनिया मे भी कुल 
कार्रवाई सुरत और शब्द के वसीले से हो रही है यानी 
एक बोलता है और दूसरा सुन कर हुक्म की तामील 
करता है लेकिन यह शाब्द इसी नीचे देश का है और 
जिस शाब्द के सुनने के वास्ते संत सतगुरु हिदायत 
फरमाते हैं, वह शब्द आसमानी है। उसकी धार आदि 
मे कुल मालिक के धाम से निकस कर और रास्ते में 
कई जगह ठेके लेती हुई और मडल बाँध कर रचना 
करती हुई ब्रह्मांड से गुजर कर इस पिड में आँखों के 
मुकाम पर ठहर कर देह और दुनिया का कारज कर 


| १६८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
रही है सो इसी धार को पकड़ कर यानी आवाज़ को 
सुनते हुए आँखों के मुकाम से रास्ता जारी होता है 
यानी आवाज़ को सुनती हुई सुरत एक मुकाम से दूसरे 
और दूसरे से तीसरे पर चढ़ती चली जाती है।। 

११ - जेसे कि कुल काम इस दुनिया के शौक और 
मेहनत के साथ जारी हैं यानी जिसमें जिसका शौक 
होता है, वही काम वह प्रीत के साथ करता है और उस 
कार्रवाई में उसको कुछ तकलीफ नहीं होती। इसी 
तरह अतर की कार्रवाई यानी सुरत का चलना और 
चढ़ना बगेर मालिक के दर्शनो के शौक और प्रेम के 
मुमकिन नहीं है और यह शौक और प्रेम संत सतगुरु 
और कुल मालिक राधास्वामी दयाल की दया और प्रेमी 
जन के संग से पैदा होगा।। 

१२ - इस वास्ते कुल जीवो को जो अपने घट में 
निर्मल और गहरा आनंद लेना चाहते हैं, मुनासिब है कि 
पहिले सत सतगुरु या साध गुरू या उनके प्रेमी जन 
का खोज और पता लगा कर सलसग करें और जब 
उनके बचन और भक्ति की रीति और कायदे समझ में 
आजावें, तब उनसे उपदेश लेकर उनके सुरत शाब्द 
मार्ग की कमाई यानी अभ्यास शुरू करें, तब जिस 
कदर कि सुरत और मन बाहर से सिमट कर अतर में 
धसते जावेगे उसी कदर रस और आनद मिलता 
जावेगा और सुरत की धार का बे-फायदे बाहरमुख 
फैलाव यानी फिजूल खर्च का बचाव होता जावेगा।। 


१३ - इस वक्त मे कुल मालिक राधास्वामी दयाल 
ने जीवो पर निहायत दया फरमाई है कि सुरत शब्द 
मार्ग का अभ्यास इस कदर आसान कर दिया है कि 


| ३ |] चोथाभा [१६९ | भाग 


लड़का जवान बूढ़ा औरत मर्द ग्रहस्थ विरक्त, उसकी 
थोड़ी बहुत कमाई सहज मे कर सकते हैं और उसका 
फल यानी अतर में थोड़ा बहुत रस और आनद और 
आहिस्ते २ अपना उद्धार होता हुआ, इसी जिन्दगी में 
ले सकते हैं और कुल मालिक की दया और रक्षा को 
जो इस मार्ग के अभ्यासी के संग रहती है, परख सकते 
है। । 

१४ - पिछले वक्त में बैराग और पुरुषार्थ पर बहुत 
ज़ोर दिया और योग अभ्यास और उसके सजम बहुत 
कठिन रक्खे कि जो विरक्त से भी मुश्किल से बन 
सकते थे और बैराग की सम्हाल के लिये घर बार और 
रोजगार और बस्ती मे रहना छुड़ाया और जगल में 
बासा देकर अभ्यास कराया, फिर भी उन अभ्यासियो 
की चढ़ाई सहस दल केवल से ज़्यादा नहीं हुई यानी 
माया के घेर के पार न गये और इस वास्ते उनका 
जनम मरन का चक्कर नहीं कटा।। 


१५ - लेकिन अब राधास्वामी दयाल ने ऐसी मेहर 
करी है कि सुरत शब्द मार्ग का अभ्यास जो प्राण योग 
से बहुत बढ़ कर है ( क्योकि सुरल की धार प्राणों की 
चैतन्य करने वाली है ) हर एक जीव से जिस हालत 
में कि होवे सहज में कराके उसकी सुरत को दयाल 
देश यानी निर्मल चैतन्य देश में जहाँ कुल मालिक 
राधास्वामी दयाल और संतों का निज धाम है, पहुँचा 
कर अमर आनद को प्राप्त कराते हैं और अपनी दया 
का बल देकर जिस कदर करनी मुनासिब और ज़रूर 
है, जीवों से एक दो तीन हद्द चार जनम में करा कर 

माया की हद्द के पार पहुँचाते हैं। इस वास्ते जो जीव 


| १७० |  प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


इस अभ्यास में लग जावे, वे ही बड़ भागी है और उन्ही 
का जनम मरन का चक्कर काटा जावेगा और अमर 
आनद के स्थान मे बासा पावेगे और बाकी जीव चाहे 
जिस मत में होवें, बाहरमुख करनी और कर्म और धर्म 
में भरम कर चौरासी भोगते रहेंगे।। 


प्रकार बत्तीसवोँ 


यह देश भूल और भरम का है और इस 
सबब से यहाँ जीव हमेशा दुख सुख और 
जनम मरन के चक्कर में भरमते रहते हैं। जो 
कोई उससे बचना चाहे और परम सुख और 


अमर आनद के देश में पहुँचना चाहें, वह 
राधास्वामी मत के मुवाफिक सुरत शब्द मार्ग 
का अभ्यास करें तो राधास्वामी दयाल की 
दया और सतगुरु की कृपा से एक दिन काम 
उनका बन जावेगा। 

१ - इस लोक मे जीव कुल मालिक राधास्वामी 
दयाल को बिल्कुल भूल गये हैं यानी उनसे और उनके 
धाम से बिल्कुल बे-खबर हैं बल्कि निरंजन के भी भेद 
से जिसको ब्रह्म, त्रिलोकीनाथ, परमेश्वर और ख़ुदा 
कहते हैं, बहुत कम वाकिफ हैं | । 


२ - सबब इसका यह हे कि सब जीवो के मन मे 
दुनिया और उसके भोगो और सामान की चाह बहुत 


| ३३] चोथाभाा [१७१ | भाग 


जबर है और उसके पूरा करने के निमित्त वे उम्र भर 
जतन और धधे करते रहते है और जो कि नई नई चाहें 
दुनिया के विस्तार की उठती रहती हैं, इस वजह से 
कभी जीवों के धधे का अत नहीं होता है और कमी 
फुरसत की हमेशा शिकायत करते रहते हैं।। 

३ - जिन जीवो को सब सामान और भोग हासिल 
हैं, वे तृष्णा के सबब से धंधे करते रहते हैं और जो 
फुरसत भी मिले तो वह वक्‍त सैर और तमाशे और 
राप-शप और अनेक तरह के भोगों के रस लेने में खर्च 
करते हैं।। 


४ - और जिन जीवों को कुछ भी सामान मुयस्सर 
नहीं है और न कोई जलन माक़्ल उनसे बन पड़ता है, 
वे अपना वक्‍त भीख मांगने में खर्च करते हैं या आलस 


करके बेकार पड़े रहते हैं और दुख भोगते हैं।। 


५ - इस तरह कुल जीव किसी न किसी किस्म के 
दुनियावी कामों में लगे रहते है और अपने मालिक का, 
और भी अपनी मौत का, कभी ख्याल भी नहीं करते 
और जो कोई उनको परमार्थी बचन सुनावे तो उसको 
फिज़ूल और बे-जरूर समझ कर तवज्जह नहीं करते। 
अलबत्ता जो कुछ रस्म पूजा या दान पुन्य वगैरा की 
उनके घराने में खास खास समय पर होती चली आई 
है, उसको इस खौफ से कि कहीं उसके बंद करने में 
नुकसान माल हो जावे या बीमारी पैदा होवे, थोड़ा बहुत 
जारी रखते हैं और मालिक का खौफ और प्यार भी 
उनके दिल में कहन मात्र होता है, असली नहीं है।। 

६ - जोकि आम जीवों को दुनिया के भोग और 

सामान में, और भी धनवान और हाकिमों में, विशेष | 


| १७२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 

प्रीत रहती है और उन्हीं के संग में उनको रस और 
आनद आता है और उन्ही की चाह उठा कर जलन 
करते रहते हैं, इसी सबब से संत कहते हैं कि यह लोग 
सच्चे मालिक को भूल कर नाशमान और जड़ पदार्थो 
में भरम रहे हैं और उन्ही को अपने सुख और आनद 
और रस और स्वाद का वसीला समझ रहे हैं और इस 
हाल से बे-खबर हैं कि जिस कदर रस और स्वाद और 
आनंद हैं, वह सुरत चैतन्य की धार में हैं क्योंकि जो 
भोगो के साथ सुरत चैतन्य की धार शामिल न होवे तो 
कुछ भी रस प्राप्त नही हो सकता, इस वास्ते चाहिये 
था कि चैतन्य जो सत्त है और सर्व रस का भडार है, 
उसकी मुख्यता करते और ऐसी समझ लेकर भोगों 
और पदार्थो वगेरा में भी बर्ताव रखते तो उनको एक 
दिन महा सत्त और महा आनद और महा चैतन्य स्वरूप 
का जो कि कुल का मालिक है, पता लग जाता और 
उसके मिलने की जुगल भी दरियाफ्त हो जाती ।। 

७ - जो जीव कि अपने सच्चे माता पिता कुल 
मालिक को भूल कर संसार में भरम रहे हैं और 
कुटुस्बियो और भोगों और पदार्थो मे उनका भाव और 
प्यार रहता है, वे दिन दिन नीचे देश और जोनों में 
उतरते चले जाते हैं क्योकि उनका विशेष मेल जड़ 
पदार्थो से रहता है और उन्हीं की प्राप्ति की चाह उनके 
मन में ज़बर रहती है, इस सबब से उनका जनम मरन 
का चक्कर और देह धर कर दुख सुख का भोग कभी 
नही मिटेगा । | 

८ - लेकिन जो कोई कि इस ससार और उसके 
सामान को नाशमान और मौत को अपने सिर पर 


| ३३] चोथाभाग [१७३ | भाग 


हमेशा खड़ा देख कर खोज कुल मालिक का करते हैं 
और पता और भेद उसका और उसके धाम का 
दरियाफ्त करके दर्शन की प्राप्ति के लिये जतन करते 
हैं, वे ही आहिस्ते आहिस्ते माया के घेर से जो कि भूल 
और भरम और दुख सुख और जनम मरन का स्थान 
है, न्यारे होकर एक दिन सच्चे मालिक के धाम में पहुँच 
कर परम आनद को प्राप्त होंगे और जो कि वह देश 
अमर और आजर है तो वह जीव भी वहाँ पहुँच कर 
अमर हो जावेंगे और हमेशा का सुख उनको हासिल हो 
जावेगा | | 

९ - यह पता और भेद कुल मालिक और उसके 
धाम का और तरीका उसकी प्राप्ति का राधास्वामी मत 
मे खोल कर वर्णन किया है। जो कोई सच्चा शौकीन 
है, वह राधास्वामी संगत मे शामिल होकर और कोई 
दिन सतसग करके उपदेश ले सकता है और उसकी 
कमाई करके थोड़ा बहुत फल उसका इसी जिन्दगी में 
देख सकता है और आइंदा के वास्ते उसकी आशा और 
निश्चय पक्का होकर अभ्यास आसानी के साथ बढ़ 
सक्ता है । । 


१० - इस अभ्यास को सुरत शब्द मार्ग कहते हैं 
यानी रूह को आवाज आसमानी के साथ जो घट घट 
में हो रही है ऊँचे देश में जहाँ कुल मालिक का धाम 
है, चढाना, वही निर्मल चैतन्य का स्थान है, जहाँ माया 
नहीं है और न किसी तरह का कष्ट और क्लेश है ।। 


११ - बगैर सलसग के तमोगुण जो कि ससार में 
फैल रहा है और कुल जीवों के अंतर में छा रहा है, दूर 
नही हो सकला और भूल और भरम और गफलत इसी 


| १७४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


तमोगुण का फल है, सो जब तक यह कम या दूर न 
होगा, तब तक सफाई नहीं होगी और आख नहीं 
खुलेगी और यह तमोगुण बाहर सत सतगुरु और उनके 
प्रेमी जन के सलसग से और अतर मे शाब्द के श्रवन 
और स्वरूप के ध्यान से कम होला जावेगा और एक 
दिन राधास्वामी दयाल की मेहर और दया से बिल्कुल 
दूर हो जावेगा | | 


१२ - इस वास्ते सब जीवों को मुनासिब है कि 
पहिले सत सतगुरु और उनके सलसग का खोज करें 
और जो सत सतलगुरू न मिले तो उनकी बानी और 
प्रेमी सलसगियों का सग करें और जुगल अंतर मे मन 
और सुरत के चढ़ाने की दरियाफ्त करके अभ्यास शुरू 
करदें। रफ़्ते रफ़्ते संत सतगुरु भी दया से मिल 
जावेंगे। | 

१३ - संतों के सतसंग और उनके सरन की महिमा 
बहुत भारी है, यहाँ तक कि कैसा ही पापी और मलीन 
जीव होवे, जो वह चेत कर अंतर और बाहर सतसंग 
करेगा और चरन सरन दृढ़ करेगा तो कोई दिन में 
निर्मल हो जावेगा और सच्चे मालिक का प्रेम उसके 
हिरदे में पैदा होकर एक दिन उसको निज धाम में 
पहुँचा देगा।। 


प्रकार तेतीसर्वो 


दुनिया में देखा जाता है कि सब लोग 
बड़ी से बड़ी चीज़ के हासिल करने की 


| ३३] चोथाभाा [१७५ | भाग 

ख्वाहिश करते हैं तो परमार्थ में भी चाहिये कि 
ऊँचे से ऊँचे देश में पहुँच कर सच्चे और 
कुल मालिक राधास्वामी दयाल के चरनो के 
दर्शन का परम आनद हासिल करने के लिये 
कोशिश और जतन दिल और जान से करें 
और सूरत या निशान की पूजा या विद्या बुद्धि 
की समझौती पर राजी होकर अपना अकाज 
नहीं करना चाहिये ।। 


१ - इस दुनिया में देखने में आता है कि हर एक 
शख्स उम्दा से उम्दा चीज़ चाहता है और बडे से बड़े 
आदमियो से मिलने की ख्वाहिश रखता है और ज्यादा 
से ज्यादा ताकत और धन और माल और जौहर और 
हुनर हासिल करने की उम्मीद रखता है।। 


२ - जो शख्स कोई विद्या या हुनर या किसी किस्म 
का काम सीखना चाहता है, वह भी बड़े उस्ताद से 
मिल कर अपना मतलब बनाना चाहता है। । 


३ - लेकिन बड़ा ताज्जुब और अफसोस होता है 
कि परमार्थ के मुआमले में यानी अपनी मुक्ति और 
उद्धार के हासिल करने के वास्ते लोग सिर्फ किताब 
पढ़ना या सुनना या कोई निशान या नकल जेसे मूरत 
वगेरा की पूजा करना या किसी खास दरिया तालाब या 
कुएँ पर स्नान करना या दान पुन्य वगैरा करना या 
बसावली और विद्यावान गुरुओं से उपदेश लेकर बगेर 
भेद के नाम का सुमिरन और बे-ठिकाने ध्यान करना 
काफी कार्रवाई समझते हैं।। 


| १७६ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


४ - यह लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो 
कार्रवाई वह कर रहे हैं, उससे उनके सशय और भरम 
दूर नही होते और न किसी भारी सवाल का जो उनके 
मन में पैदा होवे, जवाब साफ, किताब या सूरत या 
बसावली और विद्यावान गुरुओं से मिल सकता है और 
न अपनी कार्रवाई का फल यानी किसी कदर मुक्ति 
होती हुई अतर में या बाहर नज़राई देती है, फिर भी 
यह लोग कुछ तलाश या तहकीकात भेदी ओर वाकिफकार 
गुरू की नहीं करते।। 


५ - सबब इसका यह मालूम होता है कि इन जीवो 
के मन में सच्ची चाह अपने उद्धार की या दरियाफ्त 
करने हाल कुल मालिक की नही है। नहीं तो जैसे 
दुनिया में हर एक काम के वास्ते ज़्यादा से ज़्यादा 
वाकिफकार आदमी और उम्दा से उम्दा चीज की 
तलाश करते हैं, इसी तरह अपने उद्धार के वास्ते भी 
जरूर खोज पूरे गुरू और पूरी जुगती का करते।। 

६ - जिन लोगों के दिल मे सच्चा शोक परमार्थ का 
है, उनको वह कार्रवाई जो दफा (३) - में लिखी गई 
और जो अवाम लोग कर रहे हैं, पसंद नहीं आती 
क्योंकि उससे उनको तसल्ली और शांति नहीं होती 
और मन में उनके बहुत से शक और सवालात धरे 
रहते हैं कि जो सिवाय पूरे गुरू के तै नही हो सकते। 
ऐसे जीव सच्चे और पूरे गुरू और उनके सतसग का 
खोज लगा कर और जब और जहाँ मिल जावे, उनसे 
मिल कर सहज में अपना कारज बनवातले हैं।। 

७ - अब सब जीवों को समझना चाहिये कि वास्ते 

अपने जीव के कल्यान के सच्चे गुरू ओर सच्चे सतसग 


| ३३] चोथाभाा [१७७ | भाग 

का खोज करें और पूरे गुरू की पहिचान यह है कि वे 
सच्चे और कुल मालिक सत्त पुरुष राधास्वामी दयाल 
का भेद देकर जुगत उसके दर्शनों के प्राप्ति की सुरत 
शब्द मार्ग के अभ्यास से बतावेगे और सच्चा सलसग 
उसको कहते हैं कि जहाँ सच्चे और कुल मालिक सत्त 
पुरुष राधास्वामी दयाल की महिमा ओर उनके चरनों में 
प्रेम का जिक्र होवे और भेद उनके धाम का और तरीका 
उसके प्राप्ति का समझाया जावे।। 


८ - ऐसा सलसग राधास्वामी दयाल की संगत में 
मौजूद है और सुरत शब्द मार्ग का उपदेश और 
अभ्यास जिसके सिवाय कोई दूसरी जुगत कुल मालिक 
के धाम में पहुँचने की रचना भर में नहीं है, वहाँ जारी 
है। जो कोई सच्चा खोजी और ददी है, उसको चाहिये 


कि राधास्वामी सगत मे शामिल होकर अपने जीव का 
कारज करवावे | | 

९ - दुनिया में बहुत कम जीव हैं कि जो उसकी 
नाशमानता देख कर इस बात का सोच करें कि बाद 
मरने के कहाँ जावेगे और वया हाल होगा और जो कोई 
सच्चा मालिक इस रचना का है, उससे और उनसे 
क्या निसबल है और क्या कार्रवाई उनको वास्ते प्राप्ति 
हमेशा के सुख और आनद के, करना चाहिये । । 

१० - और बाकी जीव इंद्रियों के भोग विलास में 
और विशेष धन के प्राप्ति की चाह में ऐसे मस्त और 
बे-होश रहते हैं और इन्हीं की प्राप्ति के वास्ते रात दिन 
मेहनत के साथ धधे कर रहे हैं कि उनको कुल मालिक 
या अपनी मौत का कभी खयाल नही आता और 

बा-वजूदे कि ससार में अनेक तरह के कष्ट और क्लेश 


| १७८ ].. प्रेम पत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


सहते हैं और माया के हाथ से धक्के भी खाते हैं, फिर 
भी बारम्बार उसी की तरफ दौड़ते हैं और उन्हीं लुच्छ 
सुखों की आसा बाँध कर मेहनत करते रहते हैं।। 


११ - यह जीव काबिल सतो के सतसग के नहीं है 
लेकिन जो भाग से उनको किसी प्रेमी सतसगी का सग 
मिल जावे तो उसके बचन बारम्बार सुन कर और 
उसके प्रेम और भक्ति की हालत और दुनिया की तरफ 
से उसकी उदासीनता देख कर उनके मन में भी कुछ 
महिमा परमार्थ की समा जावेगी और फिर उसी प्रेमी के 
वसीले से सत सतगुरु का दर्शन करके और उनके 
सतसग में शामिल होकर थोड़ी बहुत उनकी हालत 
बदलेगी और जब उपदेश लेकर अतर अभ्यास करेंगे 
और सच्चे मालिक राधास्वामी दयाल का कुछ जलवा 
अपने अंतर में देखेंगे और उनकी दया और रक्षा की 
परख करेंगे, तब उनका भी प्रेम दिन दिन बढ़ेगा और 
सत सतगुरु की दया से एक दिन निज घर मे जो कुल 
मालिक का धाम है, पहुँच कर परम आनद को प्राप्त 
होवेंगे । । 

१२ - जहाँ कि जीव की बैठक पिंड में है, वहाँ से 
और कुल मालिक के धाम तक कितने ही ठेके या 
मंजिले रास्ते में हैं और हर एक मुकाम का धनी नीचे 
की रचना का मुख्तार और मालिक है। बहुत से परमाथी 
लोग रास्ते के मुकामों में उन्हीं को आखिरी मुकाम 
समझ कर ठहर गये और वहाँ के मालिक की पूजा 
जारी करी, पर इन सब मुकामो का जो कि माया के 
घेर मे हैं, किसी का परलय और किसी का महा-परलय 
मे अभाव होवेगा और उस वक्त उस मुकाम के मालिक 


| ३४ | चोथाभा [१७९ | भाग 


के भक्त भी परलय मे आवेंगे ओर जो कि भक्ति की रीत 
चाहे जिसकी होवे, एकसाँ है, इस वास्ते परमार्थ के 
सच्चे शौक वालों को मुनासिब और लाजिम है कि 
पहिले अपने सच्चे और कुल मालिक का खोज और 
पता लगावे, तब भक्ति मे कदम रक्खें ताकि उनकी 
मेहनत और कार्रवाई बरबाद न होवे और एक दिन 
सत्तों के देश में पहुँच कर परम आनन्द को प्राप्त होवे। 
उस देश मे परलय और महा परलय नही पहुंच सकती 
है और न वहाँ माया और उसके मसाले की रचना है 
और न वहाँ कष्ट और क्लेश और जनम मरन का 
चक्कर है। वह धाम और वहाँ की रूहानी रचना हमेशा 
एक रस कायम रहती है और महा आनन्द और महा 
प्रेम और महा सुख का भडार है।। 

१३ - जो जीव कि कुल मालिक की भक्ति नहीं 
करेंगे यानी सतो के बचन के ब-मूजिब सत्त पुरुष 
राधास्वामी दयाल के चरनों का इष्ट बाँध कर सुरत 
शब्द मार्ग का थोड़ा बहुत अभ्यास नहीं करेंगे वे माया 
के घेर में रहेंगे और बारम्बार देह धारन करके दुख 
सुख और जनम मरन का क्लेश भोगले रहेंगे।। 


प्रकार चोतीसरवो 


जगल मे सब जीव मान बड़ाई के वास्ते 
लन मन धन खर्च करते है बल्कि जान तक 
दे देते हैं और फिर भी पूरी और पायदार मान 
बडाई हासिल नही होती लेकिन सच्चे परमाथी 


| १८०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


को जो राधास्वामी दयाल के चरनो मे लगा 
है और एक दिन उनके निज धाम में पहुँचने 
की आसा करके जतन कर रहा हे, बे-माँगे 
और बे-चाहे इस जनम मे और भी चोला 
छोड़ने के बाद भारी शोहरत और बड़ाई 
बल्कि पूजा और प्रतिष्ठा एक शहर में नही, 
बल्कि देशों में हासिल होती है कि जिसका 
अन्दाजा और हिसाब कोई नहीं कर सकता । | 

१ - इस दुनिया मे सब जीव वास्ते प्राप्ति धन और 
माल और पदार्थो के जो इन्द्रियों के भोग हैं, मेहनत 
करते है और हरचद मान बड़ाई की चाह सब के हिरदे 
में भरी हुई है पर उसकी प्राप्ति के निमित्त खास जतन 
थोडे शख्स करते हैं । | 

२ - धन स्त्री और पुत्र की चाह बहुत जबर है और 
सब जीव इसी चाह मे गिरफ्तार होकर इस दुनिया में 
कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन मान बड़ाई की चाह इन 
सब चाहो से भी जबर है ।। 

३ - देखने मे आता है कि जिस किसी के मन में 
मान बड़ाई की चाह है, वह उसकी प्राप्ति के वास्ते 
भारी और कठिन जलन करता हे। यहाँ तक कि धन 
स्त्री और पुत्र बल्कि अपनी देह और जान तक के 
कुरबान करने को तैयार हो जाता है।। 

४ - ऐसे शख्स बहुत थोड़े होते हैं और उन्ही से 
बल्कि सबो से सत कहते हैं कि दुनिया की मान बड़ाई 
 लुच्छ ओर थोड़े दिनो की है ओर जिस किसी को बहुत 


| ३४ | चोथाभाग [१८१ | भाग 


से बहुत हासिल भी हुई तो एक कस्बा या शहर या एक 
देश में उसकी शोहरत हो जावेगी लेकिन बाद चोला 
छोड़ने या गुजरने थोड़े अर्से के वह नामवरी भी जाती 
रहेगी और जो कोई खास काम उसके यादगारी का 
किया जावे या इमारत बनाई जावे, उसका भी कोई 
अर्से बाद निशान नहीं रहेगा और जो कसरत औलाद 
का भरोसा रक्खे तो उसके कायम रहने का भी पूरा 
एलबार नहीं हो सकता ।। 

५ - इस वास्ते सत फरमाते है कि जिन जीवों के 
मन में अपनी बडाई और यादगारी की चाह जबर है, 
उनको चाहिये कि अपने सच्चे कुल मालिक के चरनों 
मे सच्ची और पूरी भक्ति तन मन और धन से करें तो 
उनके मन मे से यह चाह कोई अर्स में बिल्कुल निकल 
जावेगी और बजाय उसके सच्चे मालिक के दर्शनों की 
अभिलाषा दिन दिन बढ़ कर एक दिन उनको अपने 
मालिक के सन्मुख पहुँचा देगी और जो आनन्द कि 
दर्शन करक प्राप्त होगा, वह कहने में नही आ सकता 
है और दुनिया के कुल सामान बल्कि ऊँचे लोकों के 
भोगों से बे-परवाह कर देगा।। 

६ - सिवाय इसके वह सच्चा मालिक अपने भक्त 
पर मेहरबान होकर अपनी दया से इस कदर बड़ाई 
और शोहरत बरख्शेगा कि जिसका अंदाजा नही हो 
सकता यानी उसकी जिदगी में भी शहरों और देशो मे 
उसकी शोहरत और बाद मरने के भी पूजा और 
प्रतिष्ठा दूर दूर तक आम तौर पर फेलेगी और सब बड़े 
और छोटे आदमी और मर्द और औरत और लडके 
बाले उसकी और उसके नाम और बचन और निशान 
| की ताजीम और अदब करेंगे जैसा कि पिछले सतो | 


| १८२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
और महात्माओं और औतारों और पेगम्बरों और भक्तों 
के हाल से जाहिर है।। 

७ - जिस भक्ति का कि जिकर ऊपर हुआ, वह 
सिर्फ संतों के सलसग से हासिल हो सकती है और 
सच्चे कुल मालिक का पता और भेद, और भी उसके 
दर्शनों के प्राप्ति का तरीका, सत सतगुरु या उनके 
सच्चे प्रेमी अभ्यासी से मालूम हो सकता है।। 


८ - और सब मतों में जो दुनिया में जारी हैं, 
तरीका भक्ति या ज्ञान, परमेश्वर या परमात्मा या ब्रह्मा, 
पार-ब्रह्म या खुदा का बयान किया है या औतारों और 
देवताओं और पेगम्बरो ओर औलियाओं की भक्ति समझाई 
है, लेकिन इस कार्रवाई से वह निर्मल और उत्तम और 
ऊंचे से ऊँचा दरजा जो कि कुल मालिक और संत 


सलगुरु की भक्ति से हासिल होता है, प्राप्त होना 
मुमकिन नहीं है।। 


९ - इस भक्ति की रीत और तरीका अभ्यास का 
पिछले सतों और साधुओं की बानी मे सक्षेप करके और 
इशारे में बयान किया है, लेकिन अब कुल मालिक 
राधास्वामी दयाल ने सत सतगुरु रूप धारन करके 
निहायत दया के साथ उसको खोल कर तफसील के 
साथ प्रकट किया है और जुगल अभ्यास की सुरत शब्द 
मार्ग के वसीले से जिससे भक्ति और प्रेम दिन दिन 
बढ़ता जावे और मन और सुरत अपने प्रीतम सच्चे 
मालिक के धाम की तरफ दिन दिन चढ़ कर चलते 
जावे, इस कदर आसानी के साथ मुकर्रर की है कि जो 
मर्द और औरत चाहे ग्रहस्थ होवे या विरक्त, पढ़ा होवे 
या अनपढ़ बे-तकलीफ और बे-खतरे कमा सकते हैं। । 


| ३४ ] चोथाभाा [१८३ | भाग 


१० - हर एक शख्स को, चाहे औरत होवे या मर्द, 
जो इस दुनिया में पैदा हुआ है, मुनासिब है कि इसके 
हाल को गौर के साथ मुलाहिजा करे और जब उसको 
यकीन हो जावे कि यहाँ कोई चीज़ या धन दौलत मान 
बड़ाई ठहराऊ नहीं है और चाहे राजा या अमीर या 
गारीब होवे, सबको जो कुछ कि सामान उसके पास है, 
छोड़ना पड़ेगा और जीव यानी सुरत जो अमर है, इस 
देह और देश को छोड़ कर दूसरी देह धारन करेगी 
और जेसी कार्रवाई एक जनम में की है, उसी किस्म 
की नीच उँच जोन में बारम्बार देह धर कर करती रहेगी 
और दुख सुख और जनम मरन का कष्ट और क्लेशा 
हमेशा सहना पड़ेगा तो वास्ते आराम और बचाव दुखों 
से अपने जीव के, लाज़िम होगा कि ऐसी कार्रवाई करे 
कि जिससे वह अपने निज घर यानी सच्चे मालिक 
राधास्वामी के धाम में पहुँच कर अमर आनद को प्राप्त 
होवे और देहियों के बधन से कलई छुटकारा हो जावे।। 


११ - दुनिया मे अपने और अपने कुटुम्ब के औसत 
दरजे के गुज़ारे के वास्ते जो कार्रवाई जरूर है, वह 
बेशक करना चाहिये। लेकिन ऐसी फिज़ूल कार्रवाई कि 
जिससे दुनिया मे बे-फायदे बंधन होवे, या थोड़े दिन 
की मान बड़ाई हासिल हो जावे बगैर समझे और विचारे 
और बगेर मौज अपने सच्चे मालिक और सतगुरू के, 
करना मुनासिब नही है।। 


१२ - इस बात की समझ सतसंग से आवेगी। इस 
वास्ते सब को मुनासिब है कि पहिले सत सतगुरु का 
संग करें और संत सलगुरु वे ही हैं कि जो सच्चे 

मालिक राधास्वामी दयाल की भक्ति दूढ़ावे और सुरत 


| १८४]  प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


शाब्द मार्ग का अभ्यास कराके और काल और माया के 
जाल से निकाल कर पिंड और ब्रह्मांड के पार सच्चे 
मालिक के धाम मे पहुँचावें।। 

१३ - सत सतगुरु के बचन चित्त से सुन कर और 
मनन करके, समझ कर, दुनिया और उसके सामान 
की तरफ से आहिस्ते आहिस्ते चित्त हटता जावेगा और 
कुल मालिक के चरनों में प्रीत जागती जावेगी और 
सुरत शब्द मार्ग का अभ्यास करके वह प्रीत, प्रतीत 
सहित, बढ़ती जावेगी और मन और इन्द्रियों के भोग 
बिलास और धन और माल और मान बडाई की चाह 
आहिस्ते आहिस्ते घटती जावेगी । | 


१४ - इस तरह ऐसा सतसंगी दिन दिन सन्त 
सतगुरु और कुल मालिक राधास्वामी दयाल का प्यारा 


होता जावेगा और जब उसकी भक्ति और अभ्यास 
रलम होवेंगे, उस वक्‍त वह मालिक के निज धाम में 
जो महा आनन्द और महा चैतन्य और महा प्रेम का 
भडार है, बासा पावेगा।। 


१५ - ऐसे प्रेमी भक्त के द्वारे मालिक बहुत से जीवो 
का उपकार करावेगा यानी उनको भी भक्ति और प्रेम 
की दात बख्श कर निज घर में पहुँचने की कार्रवाई 
करावेगा और इस तरह उस प्रेमी भक्त की महिमा बगेर 
उसकी चाह और माँग के, दिन दिन बढ़ती जावेगी और 
बाद उसके चोला छोड़ने के भी, दूर दूर तक ज्यादा से 
ज्यादा फैलेगी | | 

१६ - यह भेद समझ कर जिस किसी के मन में 
सच्ची ख्वाहिश कुल मालिक के दरबार में पहुँचने की 

पैदा होवे, उसको चाहिये कि राधास्वामी संगत में 


| ३४ ] चोथाभा [१८५ | भाग 


शामिल होकर तहकीकात करे और सतसंग करके 
सशय और भरम अपने दूर करावे और फिर सुरत शब्द 
मार्ग का उपदेश लेकर अभ्यास शुरू करे और अपने 
अतर में दया के परचे पाकर सत सतगुरू और कुल 
मालिक राधास्वामी दयाल के चरनो में ग्रील और प्रतीत 
बढ़ावे तो उनकी मेहर और दया से एक दिन उसका 
काम पूरा बन जावेगा । और किसी मत में जो इस वक्त 
जारी हैं, भेद कुल मालिक और उसके धाम और रास्ते 
का और तरीका चढ़ाने मन और सुरत का, जारी नहीं 
है ओर न वहाँ से कुछ पता और भेद मिल सकता है।। 

१७ - इस वक्त में जब कि कुल जीवों का झुकाव 
ससार और उसके भोगों की तरफ हो रहा है और सच्चे 
परमार्थ की तरफ से बिल्कुल बे-परवाह हो रहे हैं, जिस 
किसी के दिल मे दुनिया की नाशमानता देख कर 
सच्चा खोज सच्चे मालिक और जुगत प्राप्ति सच्ची 
मुक्ति का पैदा हो जावे, वही जीव बड़ भागी है और 
उसी का सजोग राधास्वामी दयाल की दया से 
राधास्वामी सगल से मिल जावेगा और रफ्ते रफ्ते सन्त 
सलगुरु से भी भेंटा हो जावेगा और फिर उनकी सेवा 
और सलसग से उसके घट मे प्रेम बढ़ता जावेगा और 
अभ्यास भी दुरुस्ती से बनेगा और उनकी दया से एक 
दिन निज घर मे बासा पाकर अमर और परम आनन्द 
को प्राप्त होगा और तब अपने भागों को सराहेगा कि 
कैसे कठिन जजाल से सन्त सतगुरु ने सहज में 
निकाल कर माया के घेर के पार निज धाम मे पहुँचाया। | 


नै नै न नै सेंड 


| १८६]  प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
प्रकार पेतीसवो 


यह संसार अगिन भडार है और यहाँ 
सब कामों और सब बातों में लपन होती है। 
जो कोई इस तपन के स्थान से बचना चाहे, 
उसको चाहिये कि आकाश यानी ऊँचे देश 
की तरफ भागे और महा सीतल और आनन्द 
के स्थान में जो कुल मालिक का धाम है, 
पहुँच कर बासा करे। रास्ता इस धाम का 
घट में है और उसके भेदी संत सतगुरू हैं।। 

१ - इस लोक में माया का भारी जोर और शोर है 
और वह अगिन रूप है। इस सबब से कोई काम यहाँ 
का लपन से खाली नहीं है यानी गरमी की मदद से 
होता है।। 

२ - जहाँ हरकत है, वहीं तपन या गरमी हे। देह 
के औजार जो इच्द्रियाँ हैं, इनकी भी कार्रवाई हरकत 
और तपन के साथ होती है।। 


३ - इसी तरह पाँच दूत जो काम, क्रोध, लोभ, 
मोह और अहकार हैं, इनकी भी कार्रवाई तपन के साथ 
होती है यानी पहिले मन में इच्छा की हिलोर होती है 
और फिर धार खड़ी होकर इन्द्रियों के द्वारे पर आती 
है और इच्द्रियाँ हरकत करती हैं और उस हरकत से 
तपन यानी गरमी पैदा होती है, तब जो काम कि 
इच्द्रियों से लेना है, वह दुरुस्त बनता है।। 


| ३५] चोथाभाग [१८७ | भाग 


४ - हिलोर के वक्‍त अंतर यानी मन में तपन पैदा 
होती है और फिर इन्द्रियो की रगड़ जो भोग और 
पदार्थो के साथ होती है, उससे बाहर तपन पैदा होती 
है। खलासा यह है कि कोई काम बगेर हरकत या रगड़ 
यानी तपन के नहीं बनता है।। 


५ - जब कि मन के अदर ख्याल उठते हैं, उस 
वक्त अंतर में हरकत होती है यानी चक्कर चलता है 
और वहाँ भी थोड़ी बहुत तपन पैदा होती है। सिवाय 
इसके जिस किस्म का ख्याल होवे, उसी मुवाफिक 
तपन में कमी बेशी है ।। 


६ - सिवाय इसके तीन ताप यानी तीन किस्म के 
दुख हर जीव को समय समय पर व्यापते हैं और उनके 
सबब से अतर में और देह में निहायत दरजे की तपन 
और तकलीफ पैदा होती है और वह तीन ताप यह है। 
पहिला मानसी दुख जो ब-सबब खौफ या रज या 
चिन्ता और फिक्र या सोग वगेरा के पैदा होता है और 
अंतर में निहायत दरजे की तपन और जलन फैलाता 
है। दूसरा रोग यानी देह का दुख ब-सबब अनेक किस्म 
की बीमारी के बदन मे तपन यानी तकलीफ पैदा करता 
है। तीसरा उपाधि यानी दूसरे जीवों से लड़ाई झगड़े 
किस्से कजिये के सबब से चिन्ता और क्लेश और दुख 
पैदा होता है।। 


७ - इन तीनों ताप से कोई जीव खाली नही रहता 
है यानी राजा और अमीर और गरीब सब को अपने 
अपने वक्‍त पर यह दुख सताते हैं। किसी किसी ताप 
के दूर करने या घटाने का जतन बन आता है और 

कोई कोई ताप यानी रोग और सोग असाध यानी 


| १८८ ].. प्रेम पत्रराधारवामी. [बचन | पत्र राधास्वामी 


लाइलाज है। वहाँ आदमी की अकल और ताकत कुछ 
काम नहीं करती, लाचार होकर उस तकलीफ और 
दुख को सहते हैं।। 


८ - यह ताप और दुख मलीन माया देश यानी पिंड 
में जिसमे षट चक्र शामिल हैं,ज्यादा व्यापते हैं। दूसरे 
दरजे यानी ब्रह्मांड में जो शुद्ध माया का देश है, इनका 
असर बहुत कम व्यापला है और अव्वल दरजे में यानी 
निर्मल चैतन्य देश जो कुल मालिक का धाम है और 
जहाँ संत विश्राम करते हैं, इन तापों का नाम और 
निशान भी नहीं यानी वहाँ किसी किस्म का दुख और 
क्लेश और तपन नहीं है। यह देश ऊंचे से ऊँचा और 
पिंड और ब्रह्मांड के परे है।। 

९ - अब जो कोई इस अगिन भडार यानी दुनिया 
और देह से बच कर महा शीतल और महा आनद के 
स्थान में पहुँच कर बासा चाहे, उसको मुनासिब है कि 
आकाश यानी ऊँचे की तरफ चले और इस स्थान को 
छोड़े। । 


१० - बाहर से जो कोई आकाश मे उड़ना चाहे तो 
छः: सात मील तक गुब्बारे में सवार होकर या पहाड़ पर 
चढ़ कर ऊंचे जा सकता है, लेकिन वहाँ पहुंचने पर देह 
छूट जावेगी और हरचन्द उस वक्त चाहे जिस किस्म 
की तकलीफ होवे, उससे बचाव हो जावेगा, लेकिन जो 
कि सब तकलीफ और कष्ट व क्लेश पाप कर्मो का 
फल है तो देह के छूटने से वे कर्म नहीं कटेंगे और 
आगे को सिलसिला भी उनका बंद नहीं होगा क्योंकि 
जब तक सुरत माया के घेर में रहेगी, तब तक किसी 
न किसी किस्म की देह ऊंचे नीचे देश में उसको धारन 


| ३५] चोथाभ [१८९ | भाग 

करनी पड़ेगी और फिर उसके दुख सुख और जनम 
मरन का कष्ट भी भोगना पड़ेगा || 

११ - इस वास्ते मुनासिब यह है कि ऐसी तरकीब 
के साथ आकाश में चढ़ाई करे कि जिससे पिछले कर्म 
कटते जावे और आइदे को सिलसिला उनका बिल्कुल 
बन्द हो जावे और फिर ऊँचे से ऊँचे देश में जो कुल 
मालिक का धाम है ओर जहाँ काल और कर्म और माया 
और उसकी तपन बिल्कुल नही है, पहुँच कर विश्राम 
करे और अमर और परम आनन्द को प्राप्त हो जावे।। 


१२ - यह तरकीब राधास्वामी संगत में जारी है और 
वही पता और भेद कुल मालिक और उसके धाम का 
और भी हाल रास्ते और मजिलो का मालूम हो सकता 
है। जो कोई सच्चा शौक कुल मालिक के दर्शनों का 
रखता है, उसको चाहिये कि पहिले राधास्वामी सगत में 
जाकर कोई दिन सलसग करे और जो सशय या भरम 
उसके मन में धरे होवें, उनको बचनों की मदद से 
निकाले और फिर भेद समझ कर और सुरत शब्द मार्ग 
का उपदेश लेकर अभ्यास शुरू कर दे। सिवाय इसके 
और कोई जुगल मन और सुरत के चढ़ाने की घट में 
ऐसी आसान और धुर पद में पहुँचाने वाली रचना भर 
में नहीं है कि जिसकी कमाई स्त्री और पुरुष, ग्रहस्थ 
में रह कर, कर सकते हैं और जीते जी उसका फल 
यानी तपन देश से आहिस्ते आहिस्ते न्यारे होते हुए 
और सुख और आनद और शीतल देश मे अपनी सुरत 
को प्रवेश करते हुए देख सकते हैं। । 


१३ - इस अभ्यास का मतलब यही है कि सुरत को 
जो चैतन्य और जान और नूर और शब्द की धार है, 


| १३5] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 

आवाज के आसरे उलटा कर जहाँ से कि आदि में वह 
धार निकसी है और उसके साथ शाब्द प्रकट हुआ है, 
पहुँचाना | | 

१४ - जाहिर है कि आवाज़ की बराबर कोई ताकत 
वाला और अधेरे में रोशनी करने वाला और रास्ता 
दिखाने वाला नहीं है। इसी के वसीले से कुल कार्रवाई 
रचना की और उसका बन्दोबस्त और इसी तरह देह 
और दुनिया और हर एक घर का इन्तज़ाम चल रहा है 
और जो कि आवाज की धार ही चैतन्य और जान की 
धार है, फिर इससे बढ़ कर कोई धार रचना भर में नही 
है और इस वास्ते सुरत शब्द योग से बढ़ कर और 
कोई जतन या अभ्यास रचा नहीं गया ।। 


१५ - जिस किसी को ऊपर के बचन का निश्चय 


आ जावे और वह कुल मालिक सत्त पुरुष राधास्वामी 
दयाल और सत सतगुरू की सरन लेकर शोक के साथ 
अभ्यास शुरू कर देवे वही बड़ भागी है और वही एक 
दिन कुल मालिक और सत सतगुरु की दया से पिंड 
और ब्रह्माड के पार संतों के निज देश में बासा पाकर 
अमर और परम आनंद को प्राप्त होवेगा। | 

१६ - और जो जीव परमार्थ की तरफ से बे-परवाही 
करके ससार के भोग और बिलास में अटके और फसे 
रहेंगे, वह माया के तपन और जलन और अगिन देश 
से कभी बाहर नहीं जावेंगे और उसी देश में बारम्बार 
देह धर के दुख सुख भोगते रहेंगे ।। 

१७ - अब जीवो को इख्तियार है कि इस बचन को 
सुन कर और समझ कर चाहे अपने निज घर मे जो कि 

कुल मालिक का धाम है और वही महा सुख और महा | 


| ३६ | चोथाभाा [१९१ | भाग 


चैतन्य और महा आनद का भंडार है, पहुँचने का जतन 
शुरू कर दें और चाहे भूल और भरम में गिरफ्तार रह 
कर माया के देश में जनम मरन और दुख सुख भोगते 
रहें। और मालूम होवे कि राधास्वामी मत की जुगल की 
कमाई करने के वास्ते घर बार और रोज़गार और 
व्यवहार छोड़ने की जरूरत नही है। इस वास्ते 
राधास्वामी मत के सतसंगी को दोनो फायदे हासिल 
होते है यानी ससार का भोग बिलास, और भी परम 
आनद और अमर घर में निवास, और जो कि अपनी 
सूर्खता से ससार की महिमा और बड़ाई चित्त मे ठान 
कर और उसके भोग बिलास को परम सुख समझ कर 
उसी में फंसे और परमार्थ की तरफ से गाफिल रहेंगे, 
वह लुच्छ सुखो के एवज में भारी कष्ट और क्लेशा 
हमेशा भोगते रहेंगे और उस जजाल से उनका कभी 
छुटकारा नही होवेगा, जब तक कि सत सतगुरु की 
सरन और दया लेकर शौक के साथ सुरत शाब्द मार्ग 
का अभ्यास नहीं करेंगे।। 


प्रकार छत्तीसवो 
दुनिया के लोग बड़े शोक से चाहते हैं 
कि बडे आदमियों, राजा और महाराजा से 
मिलें और जब वह मिल जाते हैं तो बहुत 
ख़ुश होते है और उसमे अपनी बड़ाई समझते 
हैं लेकिन जो प्रेमी कि संतों का परमार्थ 


| १३२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


कमावे तो उस को आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा, 
पार-ब्रह्म और सत्त पुरुष और कुल मालिक 
राधास्वामी दयाल के अपने घट में दर्शन 
मिल सकते हैं और यह दर्शन पा कर ऐसी 
खुशी हमेशा के वास्ते होगी कि जिसका कोई 
अन्दाजा नहीं कर सकला | | 


१ - इस दुनिया में सब जीवों के दिल में चाह 
मिलने की अपने से बड़े आदमियो और सेठ साहूकारों 
और हाकिमो और अमीरों और राजो महाराजों से लगी 
रहती है और चाहे कुछ उनसे कारज निकले या नहीं, 
सिर्फ उनसे मुलाकात और थोड़ी बातचीत करने के 
वास्ते तदबीरें करते हैं और धन भी खर्च करते हैं।। 


२ - इसी तरह भारी तमाशा करने वालों और 
अनेक तरह के हुनर करने वालो ओर खूबसरत आदमियों 
से मिलने का भी शौक रखते हैं और तलाश करके 
उनके पास पहुँचते हैं।। 


३ - जब इस किस्म के लोगों से जिनका नाम 
ऊपर लिखा गया, मेला हो जाता हे, तब बड़ी ख़ुशी 
दिल में पैदा होती है और अपनी बड़ी इज्जत समझते 
हैं, लेकिन यह सब जीव नाशमान हैं और जो कुछ कि 
उनसे अपना कारज भी बन आवे वह भी लुच्छ और 
नाशमान। | 

४ - जिन लोगों की समझ और नजर में यह दुनिया 
और उसका सामान ओछा और नाशमान मालूम इुआ है 

और वे ऐसे पद और वस्तु के खोजी हैं कि जो हमेशा 


| ३६ ] चोथाभाा [१९३ | भाग 


कायम रहे और जिससे पूरा फायदा हमेशा का हासिल 
होवे, वे इस दुनिया के बड़े आदमी और अमीरों और 
राजो और हुनर वालो से मिलने में अपना भारी नुकसान 
समझते हैं और ऐसों से मिलना चाहते हैं कि जो उस 
सत्त वस्तु का पता और भेद और प्राप्ति की जुगत 
बतावें। । 

प - ऐसे शख्स सत सतगुरु और साधगुरु हैं कि 
जो सच्चे और कुल मालिक के भेदी और मुसाहब हैं 
और जो आप भी उसका रूप हो रहे हैं, ऐसों का 
मिलना इस ससार में निहायत मुश्किल ओर दुर्लभ है।। 

६ - जिस किसी को इत्तिफाक से सत सतगुरु 
मिल जावें, वही जीव बड़भागी है और उसी को एक 
दिन महा सुख का स्थान प्राप्त होगा ।। 

७ - सत सतगुरु का दरजा कुल रचना में सब से 
बड़ा है यानी दुनिया के अमीर और राजे उनके मुकाबले 
में कुछ हकीकत नहीं रखते बल्कि ब्रह्मा विष्णु महेश 
और कुल देवता और औतार और पेगम्बर और आत्मा 
और परमात्मा और ईश्वर और परमेश्वर और ब्रह्म ओर 
पार-ब्रह्म का दरजा उनसे नीचा है क्योंकि जो कोई 
संत सतगुरु से मिल कर उनके उपदेश की कमाई 
करेगा, उसको यह सब रास्ते में मिलेगे और वह इन 
सब के मुकाम से आगे बढ़ कर कुल मालिक सत्त पुरुष 
राधास्वामी का दर्शन पावेगा और निज धाम में उसको 
बासा मिलेगा । | 


८ - पहिले तो सत सतगुरु का मिलना मुश्किल है 
और जब मिल जावें तो उनकी पहिचान करना महा 
दुर्लभ है लेकिन जिसके दिल में सच्ची चाह और दर्द 


| १३४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
कुल मालिक से मिलने का है और दुनिया और उसके 
पदार्थ और भोग उसकी नज़र मे लुच्छ और नाशमान 
मालूम हुए हैं, उसको सहज में दर्शन देते हैं और 
अपनी दया से सलसग और अभ्यास करा कर आहिस्ते 
आहिस्ते अपनी पहिचान भी बख्शते हैं।। 


९ - संत सतगुरु के सतसंग में शामिल हो कर 
और उनके बचन सुन कर जीवों को उनकी और कुल 
मालिक और उसके धाम की महिमा समझ में आवेगी 
और इधर दुनिया और उसके सब सामान की ओछी 
कदर और कीमत प्रकट हो जावेगी और फिर उनकी 
दया से भाव और प्यार उनके और कुल मालिक सत्त 
पुरुष राधास्वामी दयाल के चरनों मे पैदा होकर दिन २ 
बढ़ता जावेगा ।। 


१० - इसी तरह सतसंग में शामिल होकर सत 
सतगुरु के उपदेश की महिमा और जरूरत जीवो की 
समझ में आवेगी कि बिना उसके अभ्यास के मन और 
माया के जाल से छुटकारा हरगिज मुमकिन नहीं है।। 

११ - वह उपदेश कुल मालिक और उसके धाम 
और उसके रास्ते और मजिलो का और भी चढ़ कर 
चलने की जुगत का भेद हे जो कि सिवाय सत सतगुरु 
के और कोई नहीं जानता और न बगैर उनकी मेहर 
और दया के कोई उसको कमा सकता हे ।। 


१२ - चढ़ने और चलने का तरीका यह है कि सुरत 
और मन शाब्द की धुन को जो कि घट घट में हो रही 
है, सुन कर उमंग के साथ ऊँचे की तरफ को चलें। हर 
एक मुकाम या मंजिल का शाब्द जुदा जुदा है और 
उसका भेद संत सतगुरु न्यारा करके समझाते हैं।। | 


| ३६ |] चोथाभा [१९५ | भाग 


१३ - जो कि कुल रचना चैतन्य से हुई है और 
उसी के आसरे ठहरी हुई है और उस चैतन्य की धार 
का जहूरा और निशान शब्द यानी आवाज है, इस 
वास्ते जो कोई उस आवाज़ को पकड़ के अपने घट में 
प्रेम अग लेकर चलेगा वही रास्ते की मजिलों को तै 
करता हुआ धुर मुकाम में जहाँ से कि आदि धार निकल 
कर उतरी है, पहुँचेगा। सिवाय इसके और कोई रास्ता 
या तरीका धुर पद में पहुँच कर सत्त वस्तु यानी कुल 
मालिक राधास्वामी दयाल से मिलने का नहीं है।। 

१४ - सच्चा ददी और खोजी, सत सतगुरु की 
पहिचान आसानी से कर सकता है यानी उनके बचन 
सुन कर उसको अपने अतर में शान्ति आती जावेगी 
और सच्चे मालिक का प्यार उसके मन में बढ़ता 
जावेगा और दुनिया और उसके पदार्थो से उसका चित्त 
थोड़ा थोड़ा हटता जावेगा और घट मे उनके उपदेशा 
की कमाई से कुछ रस और आनद मिलता जावेगा ओर 
सत सतगुरु और कुल मालिक राधास्वामी दयाल की 
मेहर और दया के परचे अतर और बाहर मिलते 
जावेगे। इन सब बातों से प्रेमी जीवों को संत सतगुरु 
की गल मल की ख़बर पड़ती जावेगी और जिस कदर 
सतस और अभ्यास सुरत शब्द मार्ग का बढ़ता जावेगा, 
उसी कदर पहिचान भी बढ़ती जावेगी और उसके साथ 
प्रीत और प्रतीत भी गहरी होती जावेगी || 


१५ - कुल मालिक राधास्वामी दयाल और संत 
सलगुरु की ऐसी महिमा और दया है कि वे सच्चे 
प्रेमियों का सजोग अपने चरनों में आप लगाते हैं यानी 
उनको बहुत खोज और तलाश करना नहीं पड़ता और 


| १९६६ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


सहज में कोई न कोई सजोग या इत्तिफाक से सच्चे 
प्रेमी का संत सतगुरु से मेला हो जाता है और उनके 
बचन सुन कर दिन दिन प्रीत उनके चरनों में बढ़ती 
जाती है और अंतर मे रस और आनद और शान्ति 
प्राप्त होती जाती है, यही निशान और पहिचान सच्चे 
दर्दी और खोजी की है।। 


१६ - जब सत सतगुरु की ऐसी महिमा है कि थोड़ी 
सी ऊपर बयान की गई तो अब खयाल करो कि जिस 
किसी को उनका दर्शन और सतसंग प्राप्त है और 
थोड़ी सी पहिचान भी आई है, उसको किस कदर 
सच्ची ख़ुशी होनी चाहिये और किस कदर अपनी बड़ 
भागता समझना चाहिये और दुनिया के लोग जो राजों 
महाराजो और अमीरों और हाकिमो से मिल कर लुच्छ 


ख़ुशी के मारे फूले नहीं समाते हैं और अहंकार में भर 
जाते हैं, किस कदर ओछे उसकी नजर में मालूम 
पड़ेंगे । । 

१७ - दुनिया के लोग ज़रा सी ख़ुशी में जो कि 
असल में कुछ कारज देने वाली नही है, बल्कि नुकसान 
कराती है, फूल कर हर एक के सामने अपनी मान 
बड़ाई की नज़र से उसका जिक्र करते फिरते हैं, 
लेकिन सतो के प्रेमी जन और सतसंगी अपनी सच्ची 
ख़ुशी को जो सिफ उन्हीं के जीव का नही, बल्कि औरो 
के जीवों का भी कल्यान करने वाली है, किस कदर 
दबाये और छिपाये हुए बर्ताव करते हैं। असल में 
उनकी ताकत नहीं है कि उस ख़ुशी और आनद को 
हजम कर सके, लेकिन संत सतगुरु अपनी दया से 
ताकत उनको देते है यानी अपनी और अपने सतसंग 


| ३६ |] चोथाभ [१९७ | भाग 


की चारो तरफ मूरख और ससारी जीवों से निदा करा 
के अपने प्रेमी सेवकों के मन को भीचा हुआ और 
कुम्हलाया हुआ रखते हैं और अंतर में थोड़ा बहुत रस 
और आनन्द देकर ताज़ा और हरा करते रहते हैं। इस 
तरह उनके मन में अहंकार नहीं आने पाता है और न 
वे हर एक के सामने महिमा और बड़ाई सन्त सतगुरु 
और उनके सलसग की कर सकले हैं क्योंकि संसारी 
और विषर्ई जीव काबिल उनके दर्शन और सलसग 
और महिमा सुनने के नहीं हैं।। 

१८ - कुल जीवो को जो अपना सच्चा कल्यान 
चाहते हैं, मुनासिब और लाजिम है कि जिस कसबे या 
शहर में रहते होवे या जहाँ कही सफर मे उनका गुज़र 
होवे, तहकीकात इस बात की करें कि आया वहाँ संत 
सतलगुरू बिराजते हैं या उनकी संगत वहाँ है या नहीं। 
जो उनकी संगत मौजूद है और वे आप भी वहाँ 
बिराजते है तो जरूर जेसे बने तैसे और जिस कदर हो 
सके, उनका दर्शन और सतसंग करें और जहाँ तक 
बन सके, थोड़ी बहुत सेवा तन मन या धन की या 
तीनों से उनके चरनों में करें तो चाहे उस वक्‍त उपदेश 
न ले सके, इतनी ही सेवा और दर्शन और बचन सुनने 
से उनके हिरदे में भक्ति का बीजा पड़ जावेगा और 
सिलसिला उद्धार का आइदे को जारी हो जावेगा और 
चौरासी का चक्कर बद हो जावेगा यानी जब तक दो 
तीन या चार जनम मे भक्ति और सुरत शाब्द मार्ग का 
अभ्यास करके संतों के देश में बासा नही पावेंगे, तब 
तक नर देह धर के भक्ति और अभ्यास करते रहेंगे और 
सन्त सतगुरु भी दया से उनको हर जनम में मिलते 


 रहेगो। | 


| १३८]  प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


१९ - मालूम होवे कि जिस किसी को भाग से संत 
सत सतगुरु का दर्शन मिला, गोया वह कुल मालिक 
सत्त पुरुष राधास्वामी दयाल या उनके निज पुत्र से 
मिला। फिर उनकी दया भरी हुई नजर की महिमा जो 
उस पर पड़ी, कहने में नही आ सकती यानी वह दृष्टि 
उसको एक दिन निज धाम में जो महा प्रेम और महा 
सुख और महा आनंद और महा चैतन्य का भंडार है 
और जहाँ काल और कर्म और कष्ट और क्लेश और 
जनम और मरन का निशान भी नहीं है, हमेशा आनन्द 
ही आनन्द रहता है, पहुँचा कर छोड़ेगी और जितने 
उसके अगले पिछले कर्म हैं, वे सब भक्ति और अभ्यास 
करा कर आहिस्ते आहिस्ते काट दिये जावेगे और जब 
से भक्ति शुरू करेगा, सत सतगुरु अपनी मेहर और 
दया से बचन सुना कर और समझौती देकर उसको 
निःकर्म कर देंगे यानी जो जरूरी कर्म वास्ते सम्हाल 
और परवरिश अपनी देह और कुटुम्ब वगेरा के उससे 
बनेंगे, वह मौज के आसरे फल की आसा छोड़ कर 
कराये जावेंगे और इस तरह वह उनमें लिप्त नहीं 
होवेगा । | 


२० - और जो इत्तिफाक से सन्त सतगुरु का दर्शन 
न होवे तो उनकी संगत में जाने और उनके सच्चे प्रेमी 
जन से मिलने और बानी और बचन सुनने का वही 
फायदा होवेगा जो सन्त सलगुरु के मिलने से हासिल 
होता क्योंकि अपने सच्चे प्रेमियों के सतसंग में सन्त 
सतगुरु गुप्त रूप से आप बिराजते हैं और उनके द्वारे 
समझौती और उपदेश देकर अपनी मेहर और दया से 
जीवों का कल्यान और उद्धार करते हैं और जो जीव 
इस संगत में शामिल होकर सच्चे मन और प्रेम से, 


| ३७] चोथाभाग [१९९ | भाग 


अभ्यास में लग जावे, उनको सबेर अबेर अपना दर्शन 
देकर कृतार्थ करते हैं और गुप्त दया तो उन पर उसी 
दिन से कि उपदेश लेकर अभ्यास शुरू करें, फरमाते 
हैं कि जिससे उनके हिरदे में प्रेम कुल मालिक 
राधास्वामी दयाल के चरनों का जागला और बढ़ता 
जावेगा और अंतर अभ्यास में थोड़ा बहुत रस भी 
मिलता जावेगा । | 


प्रकार सेतीसरवों 


जीव इस ससार में निहायत निबल और 
लाचार है। अपने बल से पूरे उद्धार का 


जलन दुरुस्त नहीं कर सकता। पर कुल 
मालिक राधास्वामी दयाल की दया अपार 
हे। जो कोई उनका बचन माने, उससे वे 
अपनी दया से जरूरी करनी करा कर उसका 
कारज सहज मे बनाते हैं। इस दया की 
महिमा नहीं की जा सकती है।। 

१ - जीव जबसे कि ससार में पैदा हुआ, उसी 
वक्‍त से उसको संसारियों का संग होता है और उसकी 
बोल चाल और समझ बूझ और शौक और चाह और 
रहनी उन्हीं के मुवाफिक होती है यानी धन स्त्री और 


पुत्र और जगत की मान बड़ाई और शोहरत और 
हुकूमत और मन और इच्द्रियो के भोग बिलास उसको 


| २००] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


प्यारे लगते हैं और उन्हीं के संग में रस आता है और 
सुख मिलता है और उन्हीं की चाह बारम्बार उठा कर 
जतन और मेहनत करता है और मन में भी उन्हीं की 
गुनावन और ख्याल उठाता रहता है और जब अपने 
कुटुम्बी और रिश्तेदार और दोस्त और आशनाओ से 
मिले, तब उनके साथ भी उन्हीं की बाबत बात चील 
और जिक्र करता है। । 


२ - यही कार्रवाई बराबर जारी रहती है और कुल 
जीव जिनसे इस शख्स का मेला होता है ऐसी ही 
कार्रवाई करते नजर आते हैं। इस सबब से यह हालत 
खूब पक जाती है, बल्कि स्वभाव मे दाखिल हो जाती 
है और बगेर उस कार्रवाई के मन को चेन नहीं पड़ता 
है और जब कभी कोई तकलीफ या किसी काम में 


निरासता होती है, तब मन इसी किस्म के काम या 
पदार्थो के लिये नई आसा बाँध कर ताकत हासिल 
करता है। | 

३ - हरचद किसी ने किसी को पकड़ा और बाँधा 
नहीं है, लेकिन मन की हालत बॅँधे हुओं से ज्यादा हो 
जाती है यानी इस कदर धन और माल और कुटुम्ब 
परिवार और भोगों में लिप्त हो जाता है कि छुटाये नही 
छूट सकला और जो थोड़ी जबरदस्ती की जावे या 
दबाव डाला जावे तो उसमें निहायत दुखी होता है और 
तकलीफ पाता है।। 

४ - असली परमार्थ यानी सच्चे मालिक का भेद 
और उसके मिलने की जुगल का तो कही जिक्र भी नहीं 
है क्योंकि यह बात बहुत कठिन बल्कि ना-मुमकिन 

समझी जाती है और इस वास्ते कोई इसकी तहकीकात 


| ३७5] चोथाभा [२० | भाग 


भी नहीं करता और जो कि ऐसा खयाल अर्स से लोगो 
के दिल में भेखों ने पैदा कर दिया है कि बगैर छोड़ने 
दुनिया और उसके भोगों के इस रास्ते में कोई कदम 
नहीं रख सकता है और जो कि संसारी लोग दुनिया 
को छोड़ना नहीं चाहते, इस वास्ते असली परमार्थ की 
निसबल तहकीकात भी मोक़्फ करदी । | 


५ - रस्मी यानी दुनियावी परमार्थ की कार्रवाई 
थोड़ी बहुत जारी मालूम होती है। इसमें बहुत करके 
इन्द्रियो से काम लिया जाता है और मन और बुद्धि के 
शामिल होने का खयाल बहुत कम रहता है, जेसे पोथी 
का पाठ करना या नाम और मत्र का माला के साथ 
जाप करना या जाहिरी रसूम मिस्ल मूरल या किसी 
निशान या पाक मुकाम या दरिया की पूजा या ताज़ीम 
या जियारत या अश्नान या परिक्रमा वगैरा करना या 
शब्द और भजन गाना और नाचना या कथा और पोथी 
सुनना या दान पुन्य और खैरात करना या जीवों के 
आराम के लिये कुरवा बावडी बाग मकान और मदर्सा 
और खैरातखाना और शफाखाना और गरीबखाना बनवाना 
और सदाबर्त जारी करना या परमाथी मेले और उत्सव 
मे शामिल होना या आम तौर पर वाज और उपदेशा 
और व्याख्यान करना या व्रत और रोजा रखना वगेरा 
वगैरा | | 

६ - कुल मत जो दुनिया में बिलफेल जारी हैं, 
उनमें अक्सर इसी किस्म की कार्रवाई को मुक्ति का 
साधन तजवीज किया है और कोई कोई लन मन को 
कुछ काष्टा भी देते है, जेसे पच अगिन तपना और 
जल सैन करना, खड़े रहना, मौन साधना, दूध अहार 
करना या घर बार छोड़ कर जगल या पहाड़ में अकेले. 


| २०२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


रहना और स्वाॉँसा या मन से नाम का सुमिरन करना 
या नाभि या हिरदे मे ध्यान लगाना वगैरा।। 

७ - बाजे विद्या और बुद्धिवान लोग वेद शास्त्र 
पुरान और कुरान और अजील और दूसरी मज़हबी 
किताबो की टेक बाध कर और अपनी बुद्धि के मुवाफिक 
उनके अर्थ लगा कर या और किसी विद्यावान के 
समझाये हुए अर्थो की समझौती लेकर कार्रवाई कर रहे 
हैं और जो नेष्टावान यानी अभ्यासी लोग समझ देवें, 
उसको नही मानते। इस सबब से वे जो कुछ कि 
ज़ाहिरी करनी अपनी बुद्धि के मुवाफिक कर रहे हैं, 
उसमें असली फायदा मालूम नहीं होता, लेकिन टेक 
और पक्ष धारन करके आपस में हुज्जत और तकरार 
करते है और एक दूसरे गिरोह को बुरा भला या ओछा 
या गलत कहते हैं। । 

८ - कोई कोई सूफी या बाचक ज्ञानी बन बैठे हैं 
और अपने को खुदा या ब्रह्म मान कर या उसके साथ 
मन और बुद्धि की समझोती से इकताई करके निःचिन्त 
और निडर हो रहे है और जो अभ्यास कि सच्चे ज्ञानी 
और सूफियों ने जारी किया, उससे ना-वाकिफ हैं या 
उसको कठिन ओर गैर-ज़रूरी समझ कर छोड़ दिया है 
और सिफ अकली और इल्मी दलीलों से अपनी समझ 
बूझ दुरुस्त करके राजी और बे-परवाह हो गये हैं, 
लेकिन इनमे से बाजे ददी अत:ःकरण की सफाई और 
मन को निश्चल करने के वास्ते जो जलन मुकर्रर हैं, 
उनको किसी कदर शोक और मेहनत के साथ करते हैं 
और उसका फायदा भी थोडा बहुत देखते है।। 

९ - कोई कोई विद्या पढ़ कर मालिक की मौजूदगी 

मे शाक लाकर भक्ति भाव को छोड़ बैठते है ओर सिफ. 


| ३७] चोथाभा [२०३ | भाग 


जीवों के साथ दया भाव से बर्तने और ससारी उपकार 
करने को मुनासिब और जरूरी कर्म समझते हैं और 
जीव के अमर होने के कायल नहीं हैं। यह लोग 
नास्तिक कहलाते हैं। वे सिर्फ एक किस्म की क़ुव्वत 
को ( जिसको चाहे चैतन्य कहो ) और माया और 
उसके मसाले को कदीम? और सब जगह व्यापक 
मानते हैं। । 

१० - कसरत से नादान लोग छोटे छोटे देवताओं 
या कबरों या मुर्दों या भूत पलीत मसान वगैरा को 
मानते और पूजते हैं । कोई उनको सच्ची बात बताने 
वाला या मालिक की खबर देने वाला नही मिलता और 
न वे अपनी टेक को छोड़ना चाहते हैं। । 


११ - जोगेश्वरो और औतारो और पेगम्बरो ने 


परमेश्वर या ब्रह्म या खुदा का भेद दिया और इशारे 
और मुअम्मे में और कहीं कहीं थोड़ा खोल कर उसके 
मिलने का रास्ता भी वर्णन किया, लेकिन जो कि उसमें 
दुनिया से बैराग करना ज़रूरी और लाज़मी था और 
कुछ अभ्यास भी कठिन और खतरनाक था, इस सबब 
से बहुत कम लोगो ने उसको अपने वक्त मे माना और 
बाद उनके सब के सब कर्मकाण्ड यानी ज़ाहिरी और 
बाहरी कार्रवाई में या विद्या बुद्धि के गढ़े हुए मत और 
समझौती और बिलास में अटक रहे।। 

१२ - बाद जोगोशवरो और औतारो और पेगम्बरो 
वगैरा के सत सतगुरु इस ससार में प्रकट हुए और 
उन्होंने दया करके भेद सत्त लोक और सत्त पुरुष 
दयाल का और तरीका पहुँचने उस धाम का जो कि 


| २०४]  प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


आत्मा और परमात्मा और खुदा और ब्रह्म और पार-ब्रह्म 
के परे है, सुरत शाब्द योग के अभ्यास से बलाया। 
लेकिन बहुत थोड़े जीवों ने उनके वक्‍त में इस उपदेशा 
को कबूल किया और जो कि कसरत से लोग अनेक 
मलो और पूजाओं और कर्मकाण्ड में भरम रहे थे, 
उन्होंने संतों के बचन को नहीं माना बल्कि उलटी 
निन्दा करने लगे और जीवो को उनके सन्मुख जाने से 
रोकते रहे। इस सबब से सुरत शब्द मार्ग का अभ्यास 
आम तौर पर जारी नही हुआ और बाद गुप्त होने संतों 
के, उनके घराने मे भी वही ज़ाहिरी रसूम और पूजा या 
बाचक ज्ञान जैसा कि और मतों में फैला हुआ है, जारी 
हो गया और शाब्द मार्ग को विद्या और बुद्धिवानो ने 
उलटे सीधे अर्थ लगा कर बिल्कुल गुप्त कर दिया या 
उसको जोग अभ्यास जो कि हमेशा से कठिन और 
ना-मुमकिन मशहूर हो रहा है, करार देकर उसकी 
कार्रवाई बद कर दी क्योंकि पिछले वक्तों में उसके 
साथ अक्सर पवन का रोकना भी शामिल किया गया 
था।। 


१३ - ऐसी ख़राब हालत परमार्थ के मुआमले में 
जगत की देख कर कि कोई जीव भी सच्चे रास्ते पर 
नहीं चलता और न किसी ऊँचे मुकाम तक पहुँचता है 
और इधर जीवौ को निहायत दुखी और बलहीन मुलाहिजा 
करके कि कसरत से रोग और सोग और निरधनता 
और अनेक तरह के दुक्खों में गिरफ्तार हो रहे हैं, कुल 
मालिक राधास्वामी दयाल अति दया करके आप सत 
सतगुरु रूप धारन करके जगत में प्रकट हुए और 
अपने निज नाम और निज धाम का भेद और रास्ते 
और मंजिलों का हाल और आसान तरीका चलने और, 


| ३७] चोथाभा [२०५ | भाग 


चढ़ कर पहुँचने सुरत का निज धाम में, तफसील के 
साथ खोल कर वर्णन किया कि जिसको ग्रहस्थ और 
विरक्त ओर औरत और मर्द बगैर छोड़ने रोजगार और 
घर बार के सहज में कर सक्ते हैं और थोड़े ही अर्से के 
अभ्यास से अपना सच्चा और पूरा उद्धार होता हुआ 
इसी जिंदगी में देख सकते हैं।। 


१४ - पेश्तर के जमाने में लोग सुरत और शब्द की 
धार से जो ऐन चैतन्य और जान की धार है, बे-खबर 
रहे और इस सबब से उन्‍होंने प्राण की धार को मुख्य 
समझ कर उसी धार की सवारी का अभ्यास यानी 
प्राणों को रोकना और चढ़ाना जारी किया, लेकिन जो 
कि उसके संजम बहुत कठिन हैं और खतरों का बहुत 
खौफ है, इस वजह से यह अभ्यास आम तौर से जारी 
नहीं हुआ यानी ग्रहस्थी तो उसको मुतलक नहीं कर 
सके और विरक्तों से भी कठिनता के सबब से नहीं 
बना | | 


१५ - लेकिन अब कुल मालिक राधास्वामी दयाल 
ने शाब्द की महिमा और उसका भेद प्रकट करके 
फरमाया कि प्राण की धार भी शाब्द यानी चैतन्य की 
धार के आधीन है क्योकि जिस वक्त आदमी सो जाता 
है, सुरत जो कि ऐन शब्द स्वरूप है और जाग्रत 
अवस्था मे आँखो मे जिसका बासा है, खिच जाती है 
और हरचद प्राण की धार उस वक्‍त ब-दस्लूर जारी 
रहती है, लेकिन देह और इन्द्रियों की कार्रवाई बन्द हो 
जाती है और जब सुरत की धार का ज्यादा खिचाव 
होता है, तब प्राण की धार भी सिमट जाती है।। 


| २०६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


१६ - और यह भी फरमाया कि जो सुरत यानी 
शब्द की धार पर सवार होकर ऊंचे देश यानी घर की 
तरफ चलना शुरू करेगा, वही माया के घेर के पार 
धुर धाम में जहाँ माया बिलकुल नही है, पहुँचेगा और 
उसका सच्चा और पूरा उद्धार होगा और जो कोई प्राण 
और रोशनी और और किसी धार पर सवार होकर 
चलेगा, वह उस मुकाम तक जहाँ से कि वह घारे 
बरामद हुई हैं, पहुँच सकता है, लेकिन माया की हद में 
रहेगा ओर इस वास्ते उसका जनम मरन चाहे बहुत देर 
से होवे, छूट नही सकला ।। 


१७ - सिवाय प्रकट करने सुरत शब्द मार्ग के 
जिसको सहज योग कहते हैं, कुल मालिक राधास्वामी 
दयाल ने अति दया करके प्रेम और भक्ति पर ज़्यादा 
ज़ोर दिया और फरमाया कि जो कि कुल मालिक प्रेम 
का भंडार है और शाब्द की धार जो उससे निकसी, 
वही प्रेम की धार है और जहाँ वह धार पिंड मे ठहर कर 
सुरत कहलाई, वह भी प्रेम स्वरूप है यानी कुल जीव 
प्रेम स्वरूप हैं, इस वास्ते जो कोई कुल मालिक और 
सत सतगुरु के चरनो मे भक्ति और इश्क करेगा और 
प्रेम अग लेकर अतर में शाब्द को सुनेगा, उसी का 
रास्ता आसानी से तै होगा और वही राधास्वामी दयाल 
और सत सतगुरु की दया से एक दिन धुर धाम में 
पहुँचेगा और बगेर प्रेम और दया के इस रास्ते का तै 
होना मुश्किल है।। 

१८ - और फिर अति दया करके फरमाया कि जो 


मालिक के अरूप और शब्द स्वरूप में बगैर ससार 
और उसके भोगों से किसी कदर बेराग धारन करने के 


| ३७] चोथाभा [२०७ | भाग 


प्रेम जल्दी नही आ सकता, इस वास्ते पहिले सलगुरू 
स्वरूप में प्रीत करनी चाहिये और जो कि यह स्वरूप 
उसी किस्म का है जैसा कि सेवक का यानी देह 
स्वरूप, इस सबब से इसमें प्रीत आसानी से लग 
सकती है क्योकि सब जीव इसी किस्म के रूपों में जेसे 
स्त्री पुत्र माता पिता भाई बद और रिश्तेदार और 
बिरादरी के लोगो से और भी उस्ताद और हाकिम व 
हकीम और राजा से और जिन २ से काम पड़ता है, 
दरजे ब-दरजे प्रीत कर रहे हैं, बल्कि जानवरों से भी 
जैसे तोता मैना कुत्ता बिल्ली घोड़ा हाथी वगैरा से भी 
प्यार करते हैं और वे भी उलट कर प्यार और दीनता 
करते हैं, फिर सतगुरु के स्वरूप में जो जीव का सच्चा 
उद्धार और कल्यान करता है, थोड़ी बहुत प्रीत लाना 
कुछ मुश्किल नही है।। 

१९ - वास्ते बढ़ाने प्रीत के भक्ति मे चार किस्म की 
सेवा मुकर्रर की गई है। एक तन की, दूसरी धन की, 
तीसरी मन की, और चौथी सुरत की। पहिली और 
दूसरी किस्म की सेवा से प्रीत जागती है और बढ़ती है 
और तीसरी और चौथी किस्म की सेवा से सुरत और 
मन अंतर में सिमट कर चलते हैं और चढ़ते हैं और 
कुल मालिक राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु के 
चरनों में प्रीत और प्रतीत को बढ़ाते हैं और मज़बूत 
करते हैं और अभ्यास में तरक्की होती है।। 


२० - जब सलसग और सेवा करके और बचन सुन 
कर और समझ कर जीव के दिल में थोड़ा बहुत भाव 
और प्यार कुल मालिक राधास्वामी दयाल और संत 
सलगुरु के चरनों में आ जावे और वह सलगुरु और 


| २०८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


उनके प्रेमी भक्तो से किसी कदर नाता परमाथी मुहब्बत 
का जोड़ लेवे तो फिर उसके उद्धार का सिलसिला 
सहज में जारी हो जावे और अतर में भी अभ्यास के 
वक्त थोड़ा बहुत रस मिलने लगे।। 

२१ - कुल मालिक राधास्वामी दयाल ने फरमाया 
है कि जो कोई उनके चरनो में गहिरी प्रीत यानी स्त्री 
पुत्र धन और अपनी देह और जगत की मान बड़ाई से 
ज्यादा लावे तो उसी का नाम गुरुमुख है और उसके 
लिये महल मे जाने के वास्ते कोई रोक टोक और 
अटक नही रहती यानी इसी जनम मे उसका उद्धार हो 
जाता है और वह इसी जिन्दगी में अपनी ऐसी हालत 
को परख सकता है और जो कोई इस दरजे से कम 
की प्रीत करे जैसे करीब या दूर के रिश्तेदारों से या 
बिरादरी के लोगों से या जिनसे अक्सर या कभी २ 
काम पड़ता है तो उसके उद्धार का भी सिलसिला 
जिस दरजे की प्रीत होगी, उसके मुवाफिक जारी हो 
जावेगा और एक दो या तीन हद्द चार जनम में, जैसा 
प्रेम बढ़ता जावेगा, काम पूरा बन जावेगा ।। 

२२ - यहाँ इस बात का बयान करना मुनासिब और 
ज़रूर मालूम होता है कि थोड़ी से थोड़ी प्रीत वाले का 
उद्धार संत सतगुरु किस तरह करते हैं यानी जिसके 
दिल में कि मुख्यता ससार और उसके पदार्थो और 
कुटुम्ब परिवार की रही और सत सतगुरु और उनके 
सतसग से बहुत हल्का नाता जोड़ा तो उसको वक्त 
मौत के दस्तूर के मुवाफिक पहिले ससारी प्रीतो और 
कर्मो का चक्कर चला कर जब नम्बर संतों की प्रीत 
और सेवा का आवेगा, उसी वक्त सत सतगुरु अपना 
दर्शन देकर और शब्द सुना कर मरने वाले की सुरत | 


| ३७] चोथाभा [२० | भाग 

को अपने चरनो मे लिपटा कर ऊँचे सुख स्थान मे ले 
जाकर बासा देवेगे और वहाँ कुछ अर्से तक रख कर 
और अपने दर्शन और बचनों से उसकी प्रीत और 
प्रतीत को बढ़ा कर फिर नर देह में जनम देंगे और 
सलसग में मिला कर और भक्ति और अभ्यास करा कर 
ज्यादा ऊँचा दरजा बख्शेगे, इसी तरह दो तीन या चार 
जनम में धुर धाम में पहुँचा कर बासा देवेगे कि जहाँ 
किसी किस्म का कष्ट और क्लेश और जनम मरन का 
चक्कर नहीं है और आनद ही आनंद रहता है।। 


२३ - मालूम होवे कि अत समय पर सब जीव 
ब-सबब उनकी प्रीत और बधन के ससार और कुटुम्ब 
परिवार और अपनी देह में, काल के हाथ से झटके 
सहते है ओर उनके कर्मो का चक्कर भी उस वक्त बड़े 
ज़ोर से फिरता है और जैसे कर्म हैं, उसके मुवाफिक 
सुरत के खिंचाव के वक्त दुख सुख का भोग देते हैं। जो 
उस जीव ने सतो के दर्शन किये हैं ओर कुछ सेवा और 
अभ्यास भी किया है तो इस कर्म के पेश होने के वक्त 
सत सतगुरु दर्शन देकर उस जीव को काल की खींचा 
तानी से बचा कर सीतलता और आनन्द बख्शते है ओर 
वह जीव ऐसी हालत में बहुत शोक और जोर के साथ 
उनके चरनो मे लिपटता है जेसे कि डूबता हुआ आदमी 
बचाने वाले से चिमटता है, उस वक्त सत उसकी सुरत 
को ऊँचे मुकाम में ले जाते हैं और नीचे की तरफ झोका 
खाने से बचा लेते हैं।। 


२४ - अब गौर करना चाहिये कि सत सतगुरु से 
जो समर्थ और दयाल हैं, जैसी तैसी प्रीत लगाने और 
नाला जोड़ने मे किस कदर भारी फायदा हे कि चौरासी 


| २० | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
का चक्कर बन्द होकर जीव के निज घर यानी कुल 
मालिक के धाम की तरफ चलने और चढ़ने का रास्ता 
जारी हो जाता है और आइंदा उनकी दया और मेहर 
से प्रीत और प्रतीत की दात पाकर दिन दिन प्रेम चरनों 
मे बढ़ता और रास्ता आसानी से तै होता जाता हैे।। 


२५ - कुल मालिक राधास्वामी दयाल ने अति दया 
करके फरमाया है कि जो कोई उनके प्यारे प्रेमी भक्तो 
के साथ जेसी तैसी प्रीत करेगा और थोड़ा बहुत नाता 
जोड़ेगा तो उसको भी वही फायदा हासिल होगा जैसा 
कि उनके या संत सतगुरु के चरनो में प्रीत करने से 
हासिल होता है। इस वास्ते कुल जीवों को मुनासिब 
और लाजिम है कि जैसे वह ससार मे जा-ब-जा और 
हर एक से अपने मतलब के वास्ते प्रीत लगाते हैं, ऐसे 
ही वास्ते अपने जीव के सच्चे उद्धार और कल्यान के 
कुल मालिक राधास्वामी दयाल या सत सतगुरु के 
चरनों में जो वे भाग से मिल जावें और नहीं तो उनके 
सच्चे प्रेमी भक्त से जो उनसे मिला हुआ है, जेसी तैसी 
प्रीत करे और नाता जोड़े तो तकलीफ के वक्तो मे और 
खास कर मौत के वक्‍त, उनकी ज़रूर थोड़ी बहुत 
सहायता की जावेगी और चौरासी के चक्कर से बचा 
कर और भक्ति और अभ्यास करा कर एक दिन निज 
घर मे जो परम आनद का भडार है, बासा दिया 
जावेगा | | 


२६ - कुल मालिक राधास्वामी दयाल और सत 
सतगुरु की महिमा कहाँ तक वर्णन की जावे कि उनके 
दर्शन और स्पर्श और चरनो के प्रताप से बे-शुमार 

जीवों का कारज बनता है यानी जिन जीवों ने उनका 


| ३७] चोथाभाा [२१ | भाग 


दर्शन किया और कुछ सेवा बन आई, चाहे वह मनुष्य 
होवे या जानवर, उनके उद्धार का भी सिलसिला जारी 
हो जाता है यानी पहिले जानवरों को नर देही मिलती 
है और फिर परमार्थ की करनी में शामिल होते हैं और 
मेहर और दया से रफ्ते रफ्ते एक दिन उनका काम भी 
पूरा बन जाता है।। 


२७ - कुल मालिक राधास्वामी दयाल की दया का 
जब संत सलगुरु रूप धारन करके प्रकट होते हैं, 
विस्तार कहाँ तक कहा जावे कि जो कोई चीज़ खाने 
पीने और पहिनने ओढ़ने वगेरा की उनकी सेवा में आई 
तो उस चीज़ के लाने वाले से लेकर जितने आदमी 
और जानवरों का हाथ उसकी तैयारी में लगा है या 
जिस किसी ने जैसी तैसी उसमें मदद दी है, उन सब 
पर थोड़ी बहुत दया पहुँचा कर उसी जनम में, चाहे 
दूसरे जनम मे, ज़रूर थोड़ी बहुत कार्रवाई परमार्थ की 
करा कर उनको ऊँचे और सुख स्थान में बासा देगी, 
जेसे किसी ने कोई कपड़ा तैयार करके पहिनाया तो 
उस शख्स से लगा कर ज़मीदार तक जिसकी ज़मीन 
में रुई बोई गई और जिस जिस ने उसके जोतने और 
बोने और बिनने और साफ करने और धुनने और 
कातने और बुनने और रंग करने और बेचने और सीने 
वगेरा में काम दिया है, वह सब कार्रवाई सतगुरु की 
सेवा में शुमार होकर उसके एवज में उनको थोड़ा बहुत 
भक्ति का दान मिलेगा और इस तरह सिलसिला उनके 
उद्धार का जारी हो जावेगा। अब ख्याल करो कि इस 
दया और फेज का कुछ शुमार नही हो सकला ।। 


नै नै न न सेंड 


| २२ ]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
प्रकार अडतीसवाँ 
सब लोग चाहते हैं कि आज्ञाकारी और 
नामवर औलाद होवे और ऐसा उपकारी काम 
बन आवे कि जिससे उनकी यादगारी दुनिया 
में रहे। मगर यह बड़ी दुर्लभ बात है। पर 
जिस किसी ने सच्चा परमार्थ कमाया तो 
बगेर उसकी ख्वाहिश के बे-शुमार सेवक 
उसके चरन में आवेगे कि जो दिलोजान से 


आज्ञा मे बरतेगे ओर उसके नाम और उपदेश 
की शोहरत जगह जगह करेंगे और यह 


सिलसिला उसकी यादगार का देशा देश मे 
हजारो बरस तक जारी रहेगा।। 


१ - इस दुनिया में सब लोगों के मन मे ऐसी चाह 
भरी रहती है कि उनके आज्ञाकारी और नामवर औलाद 
पैदा होवे और उसका सिलसिला बराबर जारी रहे और 
तरह तरह के काम करना चाहते हैं कि जो बतौर 
उनकी यादगार के दुनिया मे कायम रहें।। 

२ - इस ख्वाहिश के पूरा करने के वास्ते अनेक 
तरह के जतन और मेहनत लोग करते हैं और फिर भी 
उनका मतलब पूरा पूरा हासिल नही होता और बहुत 
कम ऐसे लोग है कि जिनकी औलाद का सिलसिला या 
कोई खास यादगार बहुत आर्से तक जारी और कायम 


रहे।। 


| ३; ] चोथाभाा [२१३ | भाग 


३ - लेकिन जो कोई सच्चे मन से मालिक के 
चरनों में भक्ति करे और दुनिया के भोगों और नामवरी 
की चाह छोड़ कर अपना तन मन धन जिस कदर 
मुमकिन होवे मालिक की सेवा में लगावे तो उसको 
सिवाय बख्शिशा करने परम पद के मालिक मेहरबान 
होकर दुनिया में भी भारी नामवरी और बड़ाई देता है 
कि जो दिन २ बढ़ती रहती है।। 


४ - परमार्थ की कार्रवाई मे पहिले प्रसन्नता सतगुरु 
और मालिक की हासिल होनी चाहिये तब कुछ दात 
और बरिशश मिलेगी और यह प्रसन्नता सतसंग और 
सेवा और अंतरमुख अभ्यास से आहिस्ते आहिस्ते हासिल 
होगी।। 


५ - जो कोई अपने जीव का सच्चा कल्यान और 


उद्धार चाहता है और कुल मालिक का दर्शन उसके 
निज धाम में पहुँच कर करने की जिसके मन में ज़बर 
आसा है, उसको चाहिये कि पहिले संत सतगुरु का 
खोज करे और जो वे न मिलें तो उनके सच्चे प्रेमी 
सेवक से जिसने उनका सतसंग किया है और उनके 
उपदेश के मुवाफिक अभ्यास कर रहा है और अंतर में 
कुछ रास्ता तै कर चुका है और उनकी दया से धुर 
धाम में पहुँचनहार है, मिल कर और रास्ते का भेद और 
तरीका चलने का सुरत शब्द मार्ग से दरियाफ्त करके 
अभ्यास शुरू करे और कुल मालिक राधास्वामी दयाल 
के चरनों की सरन दृढ़ करता जावे तो उसको अंतर 
में कुछ रस और आनद भी मिलेगा और दया भी थोड़ी 
बहुत मालूम पड़ेगी । | 


| २४ ].. प्रेमपत्रराधास्वमी [बचन | पत्र राधास्वामी 


६ - जिस कदर विरह और प्रेम अग लेकर अभ्यास 
करता जावेगा, उसी कदर राधास्वामी दयाल और सत 
सतगुरु की महिमा और उनकी अगम गति की खबर 
पड़ती जावेगी और मन में सच्चा और तेज़ शौक उनके 
दर्शनों का पैदा होवेगा और फिर संत सतगुरु भी दया 
करके उसको दर्शन देंगे और उसकी प्रीत और प्रतीत 
को बढ़ावेंगे और अभ्यास में तरक्की देवेगे। 

७ - मालूम होवे कि सच्चे मालिक की भक्ति किसी 
के हिरदे मे बगैर सतसंग सत सतगुरु और उनके प्रेमी 
जन के पैदा नही हो सकती और सुरत शाब्द मार्ग का 
भेद भी ( जिसके बगेर कोई घट में रास्ता तै करके 
निज धाम में नही पहुँच सकता है) सिवाय संत सतगुरु 
या उनके प्रेमी के और कोई नही दे सकता है और 
बिना भक्ति कुल मालिक राधास्वामी दयाल और सत 
सतगुरु के किसी का सच्चा और पूरा उद्धार नहीं हो 
सकता, इस वास्ते सब जीवों को मुनासिब और लाज़िम 
है कि जो अपने जीव का कारज बनाया चाहें तो 
राधास्वामी संगत में शामिल होकर जेसी तैसी भक्ति 
और जिस कदर बन सके, अभ्यास सुरत शब्द मार्ग का 
कर्‌। | 


८ - जो कोई कुल मालिक राधास्वामी दयाल और 
सन्त सतगुरु की भक्ति मे बढ़ कर कदम रक्खेगा यानी 
मन इन्द्रियों के भोगो और ससार की मान बडाई की 
चाह छोड़ कर चरनो का रस और आनद हासिल करने 
के वास्ते मेहनत करेगा, वही सन्त सतगुरु और 
राधास्वामी दयाल का प्यारा होवेगा और वही खास दया 
और मेहर का अधिकारी समझा जावेगा ।। 


| ३] चोथाभा [२१५ | भाग 

९ - ऐसे भक्त को गुरुमुख कहते हैं और वही महल 
में दखल पावेगा और संसार में भी बिना उसकी चाह 
और माँग के कुल मालिक राधास्वामी दयाल सन्त 
सतगुरु उसको ज्यादा से ज़्यादा शोहरत और बड़ाई 
बर्शेंगे और बहुत से जीवों का उपकार और उद्धार 
उसके द्वारे करावेंगे। | 

१० - अब खयाल करना चाहिये कि दुनिया में जो 
कोई ज्यादा से ज्यादा मेहनत करे और अपना धन भी 
खर्च करे तो भी उसको वह शान्ति और आनद और 
बड़ाई नहीं हासिल हो सकती है जो परमार्थ में सच्चे 
मालिक की भक्ति करने से बगेर चाह और कोशिश के 
सहज में प्राप्त हो सकती है। फिर जो कोई दुनिया की 
मान बडाई और यादगार की चाह लेकर जलन करते 
हैं, किस कदर भूल और भरम में पड़े हुए हैं। जो वे 
दुनिया के हाल को गोर से मुलाहिजा करके और ज़रा 
अपने मन में सोच और विचार लाकर परमार्थ में थोड़ा 
बहुत जतन करना शुरू करें तो उनको चंद रोज़ के 
सलसग और अभ्यास करने से मालूम हो जावेगा कि 
इस कार्रवाई से उनके जीव का सहज कल्यान और 
उद्धार होना मुमकिन है और दुनिया की बड़ाई और 
यादगार भी उनको बगेर उसके वास्ते कोई खास जतन 
करने के मौज से ज्यादा से ज्यादा हासिल होवेगी।। 


११ - बहुत से लोग वास्ते कायम रखने अपने नाम 
और यादगार के किताब या मकान या मन्दिर और 
मस्जिद और गिरजा और कुएं बावड़ी और तालाब और 
बागा और मुसाफिरखाना और अजायबखाना और 
दवाईखाना और मदर्सा और पाठशाला और पुल और 


| २६ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


नहरें और धरमशाला बनाते हैं और रेरातखाना और 
सदाबर्त जारी करते हैं। यह सब काम पर-उपकार के 
हैं यानी इन से जीवों को सालहा साल फायदा और 
फेज और आराम पहुँचता है। लेकिन जो फायदा कि 
परमार्थी उपकार से हासिल होता है, वह बहुत भारी है 
यानी उससे जीवो की चौरासी और जनमान जनम के 
दुक्खों से हमेशा का बचाव हो जाता है और महा सुख 
और परम आनद के स्थान मे विश्राम पा कर हमेशा की 
ख़ुशी हासिल होती है।। 


१२ - परमार्थी उपकार का फायदा और फेज 
बे-शुमार जीवों को बहुत से देशों में पहुँच सकता है 
और उपकार करने वाले के बचन और बानी और 
उपदेश और हिदायतें भारी यादगार हैं कि वह हजारों 
बरसों तक देशान्तर में जारी रहती हैं और उपकार 
कर्ता के नाम को हमेशा बड़े भाव और प्यार और अदब 
के साथ जिन्दा रखती हैं।। 

१३ - परमार्थी उपकार के सग ससारी उपकार भी 
जिसका जिक्र दफा ११ में हुआ बराबर जारी रहता है 
यानी परमार्थी लोग अपने मत के आदि गुरु और 
आचार्य के नाम से सैकड़ों बल्कि हजारो मकान जीवो 
के आराम और फायदे के वास्ते बनाते है। इस तरह 
दोनो किस्म का उपकार परमार्थी शख्स की जात से 
उसकी जिंदगी में और भी बाद उसके गुप्त होने के 
हजारो बरस देशों देशों मे जारी रहता है। इस वास्ते 
जिससे परमार्थ की पूरी करनी यानी सच्चे मालिक और 
संत सलगुरु की पूरी भक्ति बन आवे वही मालिक का 
प्यारा और महा बड़भागी है और इस काम का इरादा 


| ३= | चोथाभा [२१७ | भाग 


सब को वास्ते अपने जीव के फायदे और भी और जीवों 
के कल्यान के लिये, मज़बूत करना चाहिये और ख़ास 
कर उन लोगों को जिन की नज़र पर-उपकार पर हे 
और उसके वास्ते तन, मन और धन खर्च करने को 
तैयार हैं, ज़रूर परमार्थ में बढ़ कर कदम रखना 
मुनासिब है तो उसमें दोनों मतलब हासिल होंगे यानी 
अपना और बहुत से जीवों का परमार्थी और संसारी 
सच्चा उपकार बन पड़ेगा || 


१४ - और मालूम होवे कि सिवाय परमाथी बड़ाई 
और शोहरत और उपकार और यादगार के मालिक के 
सच्चे भक्त को बहुत भारी मर्तबा और अधिकार महल में 
दखल पाने का हासिल होता है और हजारों और लाखों 
जीव उसकी सेवकाई मे दाखिल होकर अपने जीव का 
कारज बनवावेंगे और दिलोजान से उसका इुकम मानेगे 
और बहुत शोक के साथ जगह जगह उसका नाम और 
मत प्रकट करेंगे और यह सिलसिला देशों में बराबर 
हजारो बरस जारी रहेगा और दिन दिन बढ़ता और 
फैलता जावेगा ।। 

१५ - अब ख्याल करो कि दुनिया की औलाद 
परमाथी सिलसिले के मुकाबले मे किस कदर कार्रवाई 
कर सक्ती हे और कितनी जगह में वह कार्रवाई जारी 
और कायम रह सक्ती है और इसी तरह ससारी 
पर-उपकार के काम थोड़ी जगह मे और थोडे जीवो को 
कुछ अर्से तक फायदा पहुँचा सक्ते हैं, मगर परमार्थी 
सेवको और परमार्थी कामों की बराबरी हजारवें हिस्से 
मे भी नही कर सक्ते ।। 


नै नै ग न सेंड 


| २८ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
प्रकार उन्तालीसवोँ 


हर एक आदमी चाहता है कि किसी को 
अपना ऐसा सगी और मददगार बनावे कि 
वह उसको हर वक्त मदद दे और रक्षा करे 
पर कोई भी सच्चा और पूरा मददगार और 
हर मौके पर सहायता करने वाला नहीं मिल 
सक्ता लेकिन जिस किसी ने सच्चे गुरू और 
नाम यानी शाब्द की सरन ली और उनको 


अपने घट मे बसाया ओर प्रकट किया तो वह 
उसके दम दम के सहाई और मददगार हैं 


और किसी वक्‍त और किसी हालत मे उससे 
जुदा नहीं होते।। 


१ - हर एक शख्स दुनिया मे किसी न किसी 
किस्म का सहारा या आसरा या मददगार अपने पास 
रखना चाहता है कि जरूरत के वक्‍त काम आवे और 
इस गरज से कोई धन या मिलकियत या जमीदारी या 
और किसी किस्म की आमदनी का आसरा रखता है 
और स्त्री और पुत्र या खास रिश्तेदार या कोई मोतमिद 
और पुराने नौकर को अपने सग रखता है और उनको 
अपना निज भेद देता है ताकि वक्‍त जरूरत के मदद 
देवे और रक्षा करें । । 

२ - इसमे कुछ शक नही कि दुनिया के बहुत से 
कामों में धन और औलाद और दोस्त और रिश्तेदार 
| वगैरा से मदद मिलती है, मगर बहुत से मौके ऐसे हैं, 


| ३९] चोथाभ [२१९ | भाग 


जैसे रोग सोग और कोई ना-गहानी आफत और सदमा 
वगैरा और खास कर मौत के वक्‍त कोई कुछ मदद 
नहीं दे सकता है और मुफलिसी के वक्त बहुत से 
रिश्तेदार और दोस्त और कुटुम्ब परिवार की नज़र 
बदल जाती है और बजाय मदद देने के अक्सर सग भी 
छोड़ देते हैं। । 


३ - जाहिर है कि किसी सच्चे संगी और मददगार 
की ज़रूरत दुनिया में, और भी परमार्थ में, बहुत है। 
बगेर उसके, कार्रवाई दुरस्त नहीं बन पड़ती है।। 


४ - जबकि इस दुनिया का कारखाना सब नाशमान 
है लो यहाँ का सगी भी कोई सच्चा और पूरा नही हो 
सकता, लेकिन परमार्थ मे सतगुरु और कुल मालिक 
जो शाब्द स्वरूप हैं इस जीव के सदा संग रहते हैं और 
जो यह सच्चे मन से उनकी सरन लेवे और भक्ति 
डख्तियार करे तो वे इसकी जब जब और जैसा जैसा 
मुनासिब यानी इसके हक मे बेहतर होवे, इसकी 
सहायता और रक्षा करते हैं और एक छिन भी कभी 
इससे जुदा नहीं होते।। 


५ - दुनिया में जो परमार्थ की कार्रवाई जारी है, 
वह संसार के साथ ताल्लुक और सम्बन्ध रखती है। 
उसमे सच्चे मालिक का पता और भेद और उससे 
मिलने की जुगल का जिक्र नही है। अलबत्ते नीचे के 
दरजे के मालिको का जैसे ब्रह्मा और ईश्वर और 
परमात्मा और औतार स्वरूपो का इष्ट बँधवाया जाता 
है और पिछले महात्मा या बड़े देवता या पीर पैगम्बर 
या औलिया का आसरा और सहारा लेकर कार्रवाई की 

जाती है। पर इनमें से किसी के निज स्वरूप और निज 


| २२०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


धाम का भेद नहीं दिया जाता और न तरीका उनसे 
मिलने का अपने घट में चलने और चढ़ने का समझाया 
जाता है। इस सबब से करीब करीब कुल मत वाले या 
तो नकल में अटके रहते हैं या गायब मालिक का 
बे-ठिकाने और बे-कायदे ध्यान या अनुमान या खयाल 
करते हैं और ऐसी कार्रवाई से उनको न तो कभी अपने 
इष्ट का दीदार या कुछ जलवा नज़र आता है और न 
उनके मन में सच्चा ओर गहिरा प्रेम उससे मिलने का 
पेदा होकर बढ़ता है। फिर खयाल करो कि यह कार्रवाई 
उनकी वक्‍त सख्ती और सदमा और तकलीफ और 
मौत के किस कदर काम दे सकती है। असल तो यह 
है कि ऐसे इष्ट बाँधने से सिवाय बिरले सच्चे प्रेमी के 
और किसी को वक्त जरूरत के कुछ भी सहारा नहीं 
मिल सकता है और ब-सबब न होने सच्चे और पूरे प्रेम 
और भेद निज स्वरूप और निज धाम उस इष्ट के, 
कुछ भी मदद उससे नहीं मिल सकती है, क्योकि ऐसे 
परमार्थी लोग जब अपने इष्ट का खयाल करते है, तब 
उनकी नजर उसकी नकल या निशान पर जाती है 
और वह नकल और निशान जड़ हैं और इस वास्ते 
कुछ मदद नहीं दे सकते।। 

६ - इस वास्ते जो कोई सच्ची मदद और सहारा 
और रक्षा चाहता है, उसको मुनासिब है कि सच्चे 
मालिक की भक्ति करे और इस भक्ति की रीति और 
कायदा सिफ सच्चे और पूरे गुरू से जिनको सन्त 
सतगुरु कहते हैं, मालूम हो सकता है।। 

७ - इस भक्ति में सिर्फ ज़बानी महिमा और स्तुति 
गाना और बाहरी पूजा वगेरा करना नहीं है, बल्कि 


| ३९] चोथाभाग [२२ | भाग 


अभ्यास चलने और चढ़ कर मिलने का अपने भगवत 
यानी कुल मालिक से उसके ऊँचे धाम में, जारी है और 
उसको सुरत शब्द योग कहते हैं यानी सुरत, रूह, को 
आवाज में जो हर एक के घट में मालिक के दरबार से 
बराबर आती है, लगा कर चढ़ाना।। 

८ - सच्चे खोजी को चाहिये कि पहिले संत सतगुरु 
या उनके सतसंग की तलाश करे और वहाँ जाकर 
कोई दिन बानी और बचन सुने ओर संत मत के कायदे 
और भेद कुल मालिक और उसके धाम और रास्ते का 
और तरीका चलने का दरियाफ्त करके थोड़ा बहुत 
अभ्यास शुरू करे और सत सतगुरु की दया लेकर 
उनकी और कुल मालिक राधास्वामी दयाल की सरन 
दृढ़ करे, तब आहिस्ते आहिस्ते अतर में कुछ रस और 
आनद और दया के परचे पाकर प्रीत और प्रतीत बढ़ेगी 
और मन सच्चा सहारा और आसरा उनकी दया का 
लेगा।। 


९ - इस तरह सतसंग और अभ्यास जारी रखने से 
बहुत कुछ फायदा अतर में मालूम होगा और जिस 
कदर प्रीत और प्रतीत बढ़ती जावेगी, उसी कदर 
अभ्यासी को खबर पड़ती जावेगी कि कुल मालिक 
राधास्वामी दयाल और सन्त सतगुरु उसके अग सग 
मौजूद हैं और उसकी हर तरह से निगरानी और रक्षा 
कर रहे हैं। । 

१० - फिर उस अभ्यासी को पूरा भरोसा दया का 
रफ्ते २ हो जावेगा और वक्त तकलीफ और खौफ और 
चिन्ता वगेरा और खास कर मृत्यु के समय थोड़ी बहुत 
सहायता होती हुई ओर मदद मिलती हुई नज़र पड़ेगी । | 


| २२२ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


११ - अब ख्याल करो कि सन्त सतगुरु ओर कुल 
मालिक से बढ़ कर रचना भर मे कोई नहीं है और जब 
उनके चरनों में जीव की गहिरी प्रीत और प्रतीत आ गई 
और वहाँ से समय समय पर दया और सम्हाल होती 
हुई नजर आने लगी तो फिर जीव को किस कदर 
ख़ुशी और शान्ति ऐसे सच्चे ओर पूरे सहाई और रक्षक 
के हर दम सग होने की हासिल होगी और चाहे वह 
अकेला रहे या दुनिया के सगियों का संग करे, उसके 
मन मे हमेशा ताकत और भरोसा अपने सच्चे सहाई 
कुल मालिक का रहेगा और सब तरह से वह अपने 
अंतर में निःचिन्त और निरभय हो जावेगा।। 


१२ - इस वास्ते कुल जीवों को मुनासिब है कि 
जहाँ दुनिया के सहारे और आसरे और सगियों का 


अपने आराम और मदद के वास्ते बन्दोबस्त करते हैं, 
उसके साथ ही सच्चे मालिक का जो घट घट में मौजूद 
है, भेद लेकर उससे मिलने का भी जतन अतर में 
करते रहें और उसकी और संत सतगुरु की सरन 
सच्ची और पक्की लेकर उनकी दया और सहायता को 
प्रत्यक्ष अपने सग यानी अतर और बाहर देखते जावे तो 
बहुत तकलीफो और दुखों से किसी कदर बचाव हो 
जावेगा और जरूरत के वक्‍त खास दया और मदद 
मिलती रहेगी और अखीर वक्‍त पर बजाय कष्ट और 
क्लेश के निहायत दरजे का सुख और आनन्द प्राप्त 
होगा और चौरासी के चक्कर से निस्तारा हो जावेगा 
और रफ्ते रफ्ते एक दिन कुल मालिक के धाम मे बासा 
मिल जावेगा || 


| ४०] चोथाभाग [२२३ | भाग 
प्रकार चालीसवों 
लोग अनेक तरह के अभ्यास करते हैं। 
शुरू मे कोई दिन रस आता है, फिर आहिस्ते 
आहिस्ते वह अभ्यास साधारन और फीके हो 
जाते हैं और उनका फल भी जैसा चाहिये, 
हासिल नहीं होता। लेकिन राधास्वामी मत के 
अभ्यासी को ब-सबब चलने चाल और तै 


करने रास्ते के हमेशा नवीन रस और आनद 
मिलता है और इस तरह इसका शौक और 
प्यार दिन दिन बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि 


एक दिन कुल मालिक राधास्वामी दयाल के 
धाम मे जो कि महा सुख और महा आनद का 
अमर और अजर भडार है, पहुँच कर हमेशा 
को मगन और निःचिन्त हो जावेगा।। 


१ - वास्ते प्राप्ति मुक्ति या परमार्थी लाभ के अनेक 
तरह के साधन लोग करते हैं और उनमें किसी किसी 
को थोड़ा फायदा भी शुरू में मालूम होता है, लेकिन 
कुछ अर्से तक वही काम करते करते साधारण अग हो 
जाता है यानी शोक और रस हलका होता चला जाता 
है, यहाँ तक कि फिर उस कार्रवाई में मन बहुत कम 
संग देता है और स्वाभाविक यानी ऊपरी तौर से वह 
कार्रवाई जारी रहती है।। 


| २२४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


२ - सबब इसका यह है कि जो रस या फायदा 
शुरू में उस जतन या कार्रवाई के ( जो कि परमार्थ के 
निमित्त करते हैं) उनको मिलता है, वह भी साधारण 
हो जाता है और जो कि उसमे चलना और चढ़ना नही 
हे, इस सबब से तरक्की नहीं होती हे।। 


३ - बल्कि बहुत से जलन और कार्रवाईयाँ तो 
बाहरमुख हैं और उनमें जिस कदर रस और आनद 
मिलता है, वह भी बाहरमुख है और यह कार्रवाई 
अक्सर करके बगेर खर्च करने धन के मन की चाह के 
मुवाफिक दुरुस्त नही बन पड़ती । इस सबब से उसका 
आनन्द भी थोड़ा बहुत गदला रहता है।। 


४ - और बहुत से साधन असल मे रूखे फीके 
बल्कि कष्ट देने वाले हैं, लेकिन उनमे जगत की वाह 
वाह और बड़ाई का रस मिलता है और कुछ धन की 
भी प्राप्ति होती है। इस सबब से लोग उनको ख़ुशी से 
मान बडाई के लिये करते हैं और इतने ही लाभ पर 
मगन हो जाते हैं यानी परमार्थी फायदे पर उनकी नज़र 
बिल्कुल नहीं रहती ।। 


५ - बाजे प्रेमी और भोले जीव प्रतीत सहित कोई 
काम सख्ती और तकलीफ के करते है और मुक्ति या 
आइदे के जनम में सुख भोगने की आसा पर उस 
तकलीफ या सख्ती को झेलते हैं तो उनको देह छोड़ने 
के बाद उसका फायदा यानी सुख मिलता है, लेकिन 
सच्ची मुक्ति प्राप्त नहीं होती यानी कुछ अर्से आराम 
पाने और सुख भोगने के बाद फिर जनम मरन का 
चक्कर ब-दस्लूर जारी हो जाता है।। 


| ४०] चोथाभा [२२५ | भाग 

६ - कुल मतो मे जो कार्रवाई या साधन वास्ते 
प्राप्ति सुख या मुक्ति के जारी हैं, वह सब थोड़े बहुत 
इसी किस्म से हैं जिनका जिक्र ऊपर किया गया और 
उनमे पूरा कारज जीव का नही बनता, बल्कि परमार्थी 
फायदा भी बहुत कम हासिल होता है।। 

७ - ऐसी खराब और ओछी हालत जीवों की 
परमाथी कार्रवाई में देख कर कुल मालिक राधास्वामी 
दयाल ने सत सतगुरु रूप धारन करके ऐसी सहज 
जुगल वास्ते प्राप्ति सच्ची मुक्ति और परमाथी आनद के 
जारी फरमाई है कि जो लड़का जवान और बूढ़ा और 
औरत और मर्द थोड़े शौक के साथ आसानी से कर 
सकते है और अपने अतर में उसका रस भी थोड़ा बहुत 
ले सकते हैं और जो उसको बराबर नेम के साथ 
होशियारी से करते रहें तो उसमें तरक्की होती जावे 
और नवीन रस और आनद मिलता जावे और कुल 
मालिक राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु के चरनों 
में प्रीत और प्रतीत पैदा होती और बढ़ती जावे और 
इसी जिन्दगी में अपनी मुक्ति होती हुई देखते जावें । । 

८ - यह सहज जुगत मन और सुरत को घट में 
ऊँचे यानी कुल मालिक के धाम की तरफ चढ़ाने का 
साधन है और जिस कदर अभ्यास करके सिमटाव और 
चढ़ाई होती जाती है, उसी कदर नई कैफियत मालूम 
होती है ओर नया आनन्द मिलता है और नया रास्ता तै 
होता जाता है ओर शोक निज धाम में पहुँचने ओर कुल 
मालिक के दर्शनों के हासिल करने का, बढ़ता जाता 


है।। 


| ३२६] प्रेमपत्रराधास्वामी [ बचन | पत्र राधास्वामी 


९ - इस साधन को सुरत शब्द योग कहते हैं यानी 
सुरत को घट में आवाज-आसमानी को सुन कर चढ़ाना, 
और यह आवाज की धार कुल मालिक के धाम से कई 
संजिलों से गुज़र कर आ रही है। इसी धार के साथ 
सुरत का उतार हुआ है और उलट कर इसी धार को 
पकड़ के वह अपने निज घर में जा सकती है।। 

१० - वह निज घर कुल मालिक राधास्वामी दयाल 
का धाम है और वहाँ काल और करम, माया और मन 
नही हैं और इस सबब से वहाँ जनम मरन और किसी 
किस्म का कष्ट और क्लेश नहीं है।। 


११ - और वह निज धाम महा प्रेम और महा आनद 
का भडार है और जो सुरत इस दुनिया से हट कर और 
सत सतगुरु की सरन लेकर और सुरत शब्द योग का 


अभ्यास करके कुल मालिक राधास्वामी दयाल की दया 
से वहाँ पहुँच जाती है, वह अजर और अमर हो जाती 
है और हमेशा के लिये परम आनंद को प्राप्त होती है।। 

१२ - ऐसी महिमा निज धाम की मालूम करके सब 
जीवौ को चाहिये कि राधास्वामी सगत में शामिल होकर 
और सुरत शाब्द मार्ग का उपदेश लेकर जिस कदर बन 
सके, अभ्यास शुरू करें तो उनको इसी जिन्दगी में 
कुछ परमार्थी आनद और अपने उद्धार का सबूत 
मिलेगा और आइदे को जब भक्ति उनकी कुल मालिक 
राधास्वामी दयाल के चरनों में पूरी हो जावेगी, तब 
निज धाम में बासा पावेंगे और चौरासी का चक्कर तो 
उपदेश लेते और अभ्यास शुरू करते ही कट जावेगा ।। 


१३ - बड़ी महिमा राधास्वामी मत और उसके 
उपदेश की यह है कि जिस कदर जीव से अभ्यास | 


| ४] चोथाभाग [२२७ | भाग 


दुरुस्ती से बन पड़े, उसी कदर उसको रस और 
आनद फौरन मिलता है और अलावे उसके सत सतगुरु 
राधास्वामी दयाल की दया से वह जीव अधिकारी परम 
पद के प्राप्ति का यानी कुल मालिक के धाम मे पहुँचने 
का हो जाता है कि जहाँ पहुँच कर आवागवन का 
चक्कर हमेशा को मिट जाता है, लेकिन यह बात सत 
सतगुरु और उनके प्रेमी जन के सतसंग से हासिल 
होती है। इस वास्ते सतसंग अतर और बाहर बराबर 
जारी रखना चाहिये । | 


१४ - जितने मत कि दुनिया में जारी हैं, उनमें 
किसी न किसी किस्म के साधन वास्ते प्राप्ति मुक्ति के 
वर्णन किये हैं। पर वह साधन महा कठिन है और फिर 
भी उनमें पूरा फल नही मिलता । लेकिन राधास्वामी 
मत मे साधन भी सहज और पूरा उद्धार सहज मे होता 
है। इस वास्ते सब जीवों को चाहिये कि जहाँ और सब 
काम दुनिया में वास्ते अपने तन और मन के आराम के 
करते हैं, वहाँ अपने जीव के कल्यान और दुखों से 
बचाव के लिये भी थोड़ी सी कार्रवाई राधास्वामी मल के 
उपदेश की करते रहें कि इसमें उनको भारी फायदा 
इस जिन्दगी मे और भी बाद छोड़ने इस देह और देशा 
के हासिल हो सकता है।। 


प्रकार इकतालीसवाँ 


अपने तन की सफाई और सिगार बहुत 
तवज्जह के साथ हर कोई करता हे,पर 


| २२८ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
अपने अलरी स्वरूप की भी सफाई और 
आरास्तगी जरूर करना लाजिम हे, क्योकि 
यह तन दुनियादारों के दिखाने को है और 
वह आपा मालिक के सन्मुख जावेगा ।। 


१ - दुनिया में बहुत से लोग अपनी देह की सफाई 
और सिगार और आरास्तगी करते हैं और साफ और 
उम्दा पोशाक पहिनते हैं, खास कर वे लोग जो बड़े 
आदमियो और हाकिमो और अमीरों और राजो से 
मिलते हैं या उनके पास रहते हैं, क्योकि बगेर सफाई 
और आरास्तगी तन के और पहिनने साफ कपड़ो के 
उनको बड़े आदमियों की संगत और सोहबत में या 
अमीरों और राजों के दरबार में दखल नहीं मिल 
सकता । | 


२ - इस जाहिरी सफाई और सिगार करने में कुछ 
मेहनत और खर्च करना पड़ता है, तब इस जीव को भी 
आराम मिलता है और दूसरे जीव भी इसके संग से 
राजी होते हैं यानी दुनियादार इस चाल को पसन्द 
करते हैं, लेकिन अतर में बहुत मेल और विकार भरे हुए 
है, उनको निकालना और सफाई करना भी जरूर है।। 


३ - जब तक कि अलर की सफाई और सिगार 
यानी आरास्तगी न होगी, तब तक मन और सुरत ऊचे 
देश में नहीं चढ़ सकते और न ऊँचे लोक के वासियों 
की सगत में मिल सकते हैं। इस वास्ते जो कोई इस 
देश से जहाँ जनम मरन का चक्कर जारी है और सब 
जीव कष्ट और क्लेश अनेक तरह के भोगते हैं, बचना 
चाहे और कुल मालिक के धाम में पहुँचने और विश्राम 

पाने की ख्वाहिश रखता हे, उसको जरूर है कि जिस 


| ४] चोथाभाग [२२९ | भाग 


कदर जल्दी मुमकिन होवे अपने अंतर की सफाई 
करे।। 


४ - अंतरी सफाई से मतलब यह है कि बिकारी 
अंग जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, 
विरोध, और तृष्णा वगैरा दूर हो जावे और मन और 
इन्द्रिय अपना जोर और चचलता छोड़ देवै और आरास्तगी 
और सिगार से मतलब यह है कि सील क्षमा संतोष 
दीनता और भोगों से किसी कदर बैराग और दया और 
मित्रता वगैरा और मालिक के चरनो मे भक्ति और प्रेम 
हिरदे में पैदा हो जावें यानी किसी के साथ ईर्षा या 
विरोध न रहे और सब के साथ दया और मित्र भाव से 
बर्ताव करे और ससार के पदार्थ और भोगों की चित्त में 
चाह और कदर न रहे यानी सिफ जरूरत के मुवाफिक 
उन में बर्ताव रहे और फिजूली और हिर्स और तृष्णा 
दूर हो जावें ।। 

५ - यह सफाई और आरास्तगी बगेर सत सतगुरु 
और उनके प्रेमी जन और साध के संग के हासिल नहीं 
हो सकती यानी जब तक कि जीव संतों के बचन नहीं 
सुनेगा और अपने मन में नही विचारेगा, तब तक 
ससारी खयाल और स्वभाव और चाहें और व्यवहार 
उसके नही बदलेंगे और जब तक संत सतगुरु से 
उपदेश लेकर सुरत शब्द मार्ग का अभ्यास नही करेगा, 
तब तक मन और सुरत का सिमटाव और चढ़ाई नहीं 
होगी और मलीनता यानी नापाक चाहें और आदतें दूर 
नही होगी । | 

६ - इस वास्ते जो जीव कि अपनी सच्ची और 
पक्की सफाई चाहते है और अपने सच्चे मालिक से 


| २३०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


मिलने की आशा रखते हैं, उनको चाहिये कि पहिले 
संत सतगुरु या उनकी संगत से मिले और सतसंग 
करके शब्द मार्ग का उपदेश लेवे और जिस कदर बन 
सके, नित्त अभ्यास करें। तब आहिस्ते आहिस्ते सफाई 
और आरास्तगी होवेगी और रफ्ते रफ्ते सत सतगुरु की 
दया से चरनों मे प्रेम बढ़ता जावेगा और एक दिन 
मालिक के महल में बासा मिल जावेगा।। 


७ - यह काम सब जीवों को, चाहे औरत होवे या 
मर्द, ज़रूर करना चाहिये। इससे आवागवन और देह 
धर के कष्ट और क्लेश का भोग छूट जावेगा और इस 
मृत्यु लोक से, बल्कि कुल माया के देश से, न्यारा 
होकर निर्मल चैतन्य देश में जो कि कुल मालिक का 
निज धाम है, बासा पावेगा और वह स्थान महा आनद 


और महा सुख और महा प्रेम का भडार है और हमेशा 
एक रस कायम रहता है।। 


८ - जाहिरी सफाई और आरास्तगी देह की जो 
यहाँ मेहनत करके की जाती है, बराबर कायम नही रह 
सकती है क्योंकि यह देह मल मूत्र का भाडा है और 
इसकी मोरियों यानी सूराखों से हर वक्त मलामल और 
गिलाजत जारी रहती है। फिर चाहे जिस कदर कोई 
सफाई करे, अतर में मलामत हमेशा भरी रहेगी और 
द्वारे भी थोड़े बहुत नापाक रहे आवेगे और हरचद इस 
देह की सफाई और आरास्तगी करके दुनिया के बड़े 
आदमियों से मेला और सग हो जावे, लेकिन ऊँचे 
लोको में या मालिक के दरबार में जब तक अतरी 
सफाई या सिगार न होगा, तब तक किसी सूरत में 

दखल नहीँ मिलेगा और जो यह बात हासिल नही हुई 


| ४] चोथाभाग [२२ | भाग 


तो बारम्बार मृत्यु लोक और माया के देश में ऊँच नीच 
जोनों में भरमना पड़ेगा और कही दृढ़ विश्राम और पूरा 
आराम नहीं मिलेगा और कष्ट और क्लेश का भोग 
जारी रहेगा।। 


९ - बाहर की सफाई के देखने और पसंद करने 
वाले दुनिया के लोग हैं और अंतर की सफाई और 
आरास्तगी के बख्शने वाले और जाँच करने वाले सत 
सतगुरु और उनके साध और प्रेमी जन हैं। जिस में 
अंतरी सफाई नही है, वह उनके सतसंग में, और भी 
मालिक के दरबार में, आदर और दखल नहीं पा 
सकला । | 


१० - दुनिया चद-रोजा और नाशमान है यानी यहाँ 
की खुशी और आदर थोड़े दिन का है और जो सच्चे 


मालिक और संत सतगुरु की भक्ति नही की जावेगी तो 
अखीर वक्‍त और बाद मरने के जमदूतों के हाथ से 
बहुत तकलीफ और निरादर सहना पड़ेगा और जब 
जब देह धारन की जावेगी और छूटेगी, तब ऐसी ही 
तकलीफ और दुख भोगाना होगा। इस वास्ते जो इन 
दुखो से बचना चाहे, उसको चाहिये कि संत सतगुरु 
और उनके प्रेमी जन का सग करके अपने विकार और 
मलीनता दूर करावे और अलरी आरास्लगी और सिंगार 
करके मालिक के दरबार में दखल पावे और वहाँ 
विश्राम करके हमेशा का आनद और सुख पाने का 
अधिकारी हो जावे।। 


११ - सफाई और आरास्तगी अंतरी और बाहरी हर 
हालत में मुनासिब और जरूर हे लेकिन जो सिर्फ 
बाहरी सफाई की तरफ तवज्जह करेंगे और अन्तर से 


| ३३२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


बे-परवाही और गफलत रक्खेंगे, वे नादान और अभागी 
है और हमेशा नुकसान में रहेंगे और बारम्बार दुख 
सहेगे और जो अन्तरी सफाई की तरफ तवज्जह करेंगे 
और मुवाफिक उपदेश सत सतगुरु के कार्रवाई करेंगे 
तो उनको दोनो का फल और फायदा हासिल होगा 
यानी बाहरी सफाई भी उनसे दुरुस्त बन पड़ेगी और 
अन्तर में उसका रास्ता सच्चे मालिक के निज धाम में 
पहुँचने का जारी हो जावेगा और एक दिन परम आनन्द 
और अमर सुख को अमर देश में प्राप्त होवेंगे। ऐसे 
जीवों को दाना, सुजान और बड़भागी समझना चाहिये। 
यह अपना कारज जैसा चाहिये, बनावेगे और बहुत से 
जीवों को उनसे फेज पहुँचेगा यानी उनके जीव का भी 
कल्यान और उपकार करावेंगे। | 

१२ - अपनी अन्तरी सफाई की पहिचान यह जीव 
आप ही अच्छी तरह कर सकता है और थोड़ी सी वह 
लोग कर सकते हैं जो अक्सर उनके संग रहते हैं या 
जिनको व्यवहार और बर्ताव का काम पड़े। थोड़े से 
निशान उसके यह हैं कि मन मे ख्याल नाकिस और 
पाप कर्म के उठने कम या दूर होते जावें और बाहर 
लोगों के साथ बर्तावा इस किस्म का होवे कि जिसमें 
किसी को दुख न पहुँचे और किसी का हक न मारा 
जावे। | 


प्रकार बयालीसवाो 
वास्ते बनाव परमार्थ यानी जीव के सच्चे 
कल्यान और उद्धार के सतगुरु और सतसग. 


| ४३.।] चोथाभाग [२३३ | भाग 

और सत्त शाब्द की जरूरत है। लेकिन प्रेम 
और शौक भी दरकार है और यह मन मे पैदा 
होता है। इस वास्ते पहिले मन की गढ़त और 
सफाई चाहिये और यह सतगुरु की दया 
और सतस और शाब्द के अभ्यास से हासिल 
होगी और फिर दिन दिन शोक और प्रेम 
बढ़ता जावेगा । | 


१ - जीव संसार में तन मन और इच्द्रियों के संग 
बँध रहा है और माया के रचे हुए जो भोग और पदार्थ 
हैं, उनके भोगने और रस लेने की चाह और तरंगें मन 
में उठती रहती हैं और जो कि यह देश मलीन माया का 
है और तन में भी अनेक तरह की मलामल और 
मलीनता भरी हुई है, इस सबब से यहाँ चाहे जिस 
कदर सफाई करे, पर मलीनता दूर नहीं हो सकती है 
और जो जिन्दगी भर ऐसी ही कार्रवाई रही लो बारम्बार 
देह धर के दुख सुख का भोग जरूर करना पड़ेगा ।। 


२ - जो कोई इस चक्कर से बचना चाहता है और 
इस मलीन देह और देश से न्यारा होना चाहता है, 
उसको मुनासिब है कि आपनी हालतो की जो आठ पहर 
में इस पर गुजरती हैं, जॉच करके वह जतन करे कि 
जिसकी मदद से इस देश से आहिस्ते आहिस्ते न्यारा 
होकर अपने निज घर में जोकि कुल मालिक का धाम 
है और जहाँ माया और उसकी दुखदाई रचना नहीं है, 
पहुँच जावे और महा सुख और अमर आनद को प्राप्त 


होवे । | 


| २३४ ].. प्रेम पत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


३ - तीन अवस्था में जो जाग्रत स्वप्न और सुषुप्ति 
कहलाती हैं, सब जीव हर रोज बर्त रहे हैं। उनकी 
जॉच करने से मालूम होगा कि जाग्रत अवस्था में जीव 
का बर्ताव स्थूल देह के साथ इस लोक में है और स्वप्न 
और सुषुप्ति अवस्था में इस देह और दुनिया और 
उसके सामान की कुछ खबर नही रहती और न यहाँ 
का दुख सुख या चिन्ता और फिक्र व्यापते हैं। । 


४ - और अपने रोजमर्रा के हाल और बर्ताव से 
साफ मालूम होता है कि जीव की बैठक जाग्रत अवस्था 
मे आखो में है और स्वप्न के वक्‍त रूह की धार यहाँ से 
अंतर में खिच जाती है और उस वक्‍त देह और दुनिया 
के साथ बधन ढीला हो जाता है।। 

५ - और सख्त बुखार और गश की हालत मे और 
भी मोल के वक्‍त, आँखे चढ़ जाती है ओर पुतली खिच 
जाती है यानी रूह की धार आँख के मुकाम से अतर 
की तरफ हट जाती है और जिस कदर वह धार हटती 
जाती है, उसी कदर देह और दुनिया की तरफ से 
गफलत और बेहोशी और अलेहदगी होती जाती है।। 


६ - इससे साफ जाहिर है कि जो कोई इस मलीन 
देह और देश से हटना चाहे, वह आँखों के मुकाम से 
सरकने का जलन करे यानी रूह की धार को उसके 
भडार और खजाने की तरफ उलटावे। | 

७ - सब कहते हैं और समझते हैं कि इस रचना 
का कोई मालिक जरूर है और वह सर्व समर्थ और सर्व 
व्यापक है। फिर वह हर एक घट में भी ज़रूर मौजूद 
है और जो कि जीव उसकी अस है, जैसे सूरज और 
सूरज की किरन, और उसके चरनों से जुदा होकर | 


| ४३।] चोथाभाग [२३५ | भाग 


मलीन माया के देश में उतर कर नर देही में बँध गया 
है, सो यहाँ से सरकने और उलटने का जलन करके 
अपने मालिक के धाम में पहुँच कर और विदेह होकर 
परम आनंद को प्राप्त हो सकता है।। 

८ - यह जतन सत सतगुरु और उनकी सगत से 
मालूम हो सकता है। लेकिन उसकी कार्रवाई यानी 
अभ्यास के वास्ते सच्चा प्रेम और शोक दरकार है और 
यह शौक दुनिया का हाल जो कि नाशमान है, गौर के 
साथ मुलाहिजा करके पैदा हो सकता है और फिर सत 
सतगुरु और उनके प्रेमी जन के सग से बढ़ सकता 
है। । 

९ - जो कि कुल जीवो को एक दफा यह देह और 
देश छोड़ना जरूर पड़ेगा, इस वास्ते मुनासिब और 
लाजिम है कि मौत के वक्त से पेश्तर उस रास्ते को 
जहाँ होकर जाना पड़ेगा, खोलना और साफ करना 
शुरू करें और रास्ते के खोलने और साफ करने से 
मतलब यह है कि सुरत की धार को जो आँखों मे ठहर 
कर देह और दुनिया के साथ बॅंध गई है, कुल मालिक 
के चरनो की तरफ उलटाना शुरू करें ।। 


१० - जुगल उलटाने की संत सतगुरु या उन के 
प्रेमी जन से मालूम हो सकती है। इस वास्ते पहिले 
खोज सत सतगुरु या उनकी संगत का करना चाहिये 
और जब वे भाग से मिल जावें तो प्रीत सहित उनका 
सतसंग और सेवा करना चाहिये और सुरत शब्द मार्ग 
का उपदेश लेकर, जिस कदर बन सके, उसके अभ्यास 
में लगना चाहिये । | 


| ३३६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


११ - सुरत शब्द मार्ग से मतलब यह है कि रूह को 
आवाज़ के आसरे जो घट घट मे हर दम हो रही है, 
ऊँचे देश यानी कुल मालिक के धाम की तरफ चढ़ाना। 
सिवाय इसके और कोई सहज और निर्विघ्न और घुर 
पहुँचाने वाला तरीका वास्ते उलटाने सुरत के नही रचा 
गया क्योकि इसमें रूह यानी जान की धार पर सवार 
हो कर चलना होता है और जान की धार से बढ़ कर 
और कोई धार नहीं है।। 


१२ - जो सत सतगुरु से मेला न होवे तो जो 
उनकी सगल मौजूद है, उसमें शामिल होकर सलसग 
करना चाहिये और सशय और विपर्जय दूर करके संत 
सतगुरु से मिले हुए प्रेमी अभ्यासी से उपदेश लेकर 
अभ्यास शुरू करना मुनासिब है।। 

१३ - सच्चे प्रेमी अभ्यासियों के सग से कुल 
मालिक राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु के चरनों 
मे प्रीत और प्रतीत आहिस्ते आहिस्ते बढ़ती जावेगी और 
अभ्यास मे भी थोड़ा बहुत रस मिलता जावेगा और जो 
शौक और प्रेम ज़्यादा होगा तो सन्त सतगुरु भी मौज 
से दर्शन देकर दया फरमावेंगे और अतर और बाहर 
मुनासिब मदद दे कर अभ्यास में तरक्की बर्शेरो | । 


१४ - सन्त सतगुरु और उनकी संगत इस दुनिया 
में बड़े दुर्लभ पदार्थ हैं। जिसको यह दोनों मिल जावे, 
वही जीव बड़भागी है। जिस रोज़ से कि जीव सन्त 
सतगुरु की सरन मे आया, उसी रोज़ से उसकी 
चौरासी छूट जाती है और जिस वक्त से कि उपदेशा 
लेकर अभ्यास सुरत शाब्द मार्ग का शुरू किया, उसी 

वक्त से रास्ता उसके सच्चे उद्धार और मुक्ति का जारी 


| ४३।] चोथाभा [२३७ | भाग 


हो जाता है और इस कार्रवाई में कुल मालिक 
राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु की दया ओर रक्षा 
से काल और कर्म और मन और माया किसी किस्म का 
विघ्न ऐसे तौर से नहीं डाल सकते कि जिससे रास्ता 
उद्धार का बन्द हो जावे।। 

१५ - सच्चे खोजी प्रेमी को मुनासिब है कि अपनी 
प्रीत और प्रतीत चरनों में राधास्वामी दयाल और सन्त 
सतगुरु के दिन दिन बढ़ाता रहे कि जिससे विशेष दया 
प्राप्त होती रहे और अभ्यास और सतसंग आसानी से 
बनता चला जावे।। 


१६ - कुल मालिक राधास्वामी दयाल और सन्त 
सतगुरु को जो सच्चे मन से उनकी सरन मे आया है, 
हर वक्त उस जीव की सम्हाल और रक्षा और तरक्की 


परमार्थ की मजूर है और वे अपनी मेहर से ऐसे सजोग 
पेदा करते और बनाते रहते हैं कि जिससे जीव की प्रीत 
और प्रतीत दिन दिन बढ़ती जावे और उमग के साथ 
सेवा कराके नवीन प्रेम जगाते रहते हैं और यही प्रेम 
और प्रतीत उसके अभ्यास और भक्ति को तरक्की देती 
जाती है।। 

१७ - यह सब बाते आज कल राधास्वामी सगत में 
हासिल हो सकती हैं। जिसके मन में सच्चा खोज और 
दर्द है, वह संगत मजकूर में शामिल होकर और 
उपदेश सुरत शाब्द मार्ग का लेकर अपने जीव के सच्चे 
उद्धार के वास्ते कार्रवाई शुरू कर सकता है। । 


नै नै न नै मेड 


| २३८ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


प्रकार तेतालीसर्वो 

पाँचों तत्त्व जो रचना के कारण हैं, हर 
एक का मडल जुदा जुदा है, जैसे कि स्थूल 
तत्त्वो का यहाँ आँख से दीखता है। इसी तरह 
सूक्ष्म तत्त्वो का मंडल जुदा जुदा है। फिर दो 
भारी तत्त्व सुरत और शब्द जो कुल रचना के 
कारन और करता हैं, उनका भी मडल जुदा 
जुदा है। सुरत तत्त्व पाचों तत्त्व का कारन है 
और शब्द तत्त्व सुरत तत्त्व का कारन और 
कुल रचना का करतार है। और जीव, सुरत 
रूप है और शब्द की निज अस और धार है। 
सो वह जब तक कि अपने कारज से यानी 
पाँच तत्त्व की रचना से न्यारी होकर अपने 
कारन के निज मडल यानी शाब्द भडार में 
चढ़ कर न पहुँचेगी, तब तक परम सुख को 
प्राप्त न होवेगी। | 

१ - इस रचना में पाँच तत्त्व की कार्रवाई विशेष 
नज़र आती है और वह तत्त्व यह हैं, पृथ्वी जल अग्नि 
पवन और आकाशा ।। 

२ - यहाँ स्थूल तत्त्वो का मडल जुदा जुदा नज़र 
आता है। इसी तरह ऊँचे देश में सूक्षम और अति 
सूक्षम तत्त्वो का भी मंडल जुदा जुदा है।। 


| ४३]... _ चोथा भा... [२३९ | भाग 


३ - यह सब मंडल माया की हद्द यानी घेर में हैं 
और जब तक सुरत इस देश में रहेगी, तब तक पाँच 
तत्त्व के मसाले से बनी हुई देह मे उसका बासा रहेगा 
और जैसा स्थूल या सूक्षम देह और देश होगा, वैसा ही 
दुख सुख का भोगा कम या ज़्यादा होगा।। 


४ - इन पाँचो तत्वों यानी माया देश के परे सुरत 
का मडल है और यह सुरत तत्त्व पाँच तत्त्वों और उनसे 
पेदा हुई रचना का कारन है और सुरत मंडल के परे 
शब्द मडल है जो सुरत और कुल रचना का कारन है 
और महा चैतन्य और महा आनद और महा प्रेम स्वरूप 
है। । 

५ - जब तक कि सुरत माया के घेर से न्यारी 
होकर शब्द मंडल में नहीं पहुँचेगी, तब तक देहियों के 
बधन और उनके लाजिमी दुख सुख और जनम मरन 
से छुटकारा नहीं होगा ।। 


६ - इस वास्ते सब जीवों को जरूर और मुनासिब 
मालूम होता है कि जहाँ और सब काम दुनिया के करते 
है, वहाँ थोड़ी सी कार्रवाई पाँच तत्त्व की रचना यानी 
माया के घेर से न्यारे होकर शब्द मडल में पहुँचने की 
करें तो आहिस्ते आहिस्ते उनका छुटकारा हो जावे और 
एक दिन निज धाम में पहुँच कर अमर आनद को प्राप्त 


होवें | । 


७ - माया के घेर से निकलने और शब्द मडल में 
पहुँचने की तरकीब संत अथवा राधास्वामी मत मे जारी 
है। जो कोई सच्चा शौक इस काम के करने का रखता 
है, उसको चाहिये कि राधास्वामी संगत में शामिल 
_ होकर और उपदेश सुरत शब्द मार्ग का लेकर अभ्यास | 


| २४०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


शुरू करे तो एक दिन निज धाम में जहाँ माया नही है 
और निर्मल चैतन्य ही चैतन्य है, बासा पावेगा।। 


८ - वास्ते दुरुस्ती से और पूरे बनने इस अभ्यास 
के कुल मालिक राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु 
की दया दरकार है। सो जो शोक सच्चा है और थोड़ा 
बहुत प्रेम मन में है तो उस पर दया भी जरूर आवेगी 
और आहिस्ते आहिस्ते कुल मालिक राधास्वामी दयाल 
की सरन भी प्राप्त होगी और अचरज नहीं है कि सत 
सतगुरु भी अपना दर्शन देवे और दया करके मन और 
सुरत को सहज में चढ़ावे और एक दिन निज घर में 
पहुँचा कर बासा देवे ।। 

९ - जाहिर है कि पाँच तत्त्व की रचना जो इस 
लोक में है और ऐसे ही और लोको मे भी, ठहराऊ नहीं 
है और दुख सुख और जनम मरन का चक्कर भी 
उसके साथ लगा हुआ है। जो कोई नजर गौर से 
दुनिया के हाल को देखेंगे, वह जरूर इस बात का 
खोज करेंगे कि सुरत चैतन्य जो पाँच तत्त्व की रचना 
की चैतन्य करने वाली है, उसका भडार और न्यारा 
मडल जरूर होगा और जो कि रस और आनद है, वह 
सुरत और सुरत की धार मे है तो सच्चे और पूरे आनद 
का स्थान वही होना चाहिये ।। 

१० - ऐसे विचारवान और खोजी जीव इस बाल 
को भी दरियाफ्त और तहकीक करेंगे कि किस तरह 
सुरत के मंडल और उसके भडार में पहुँचना हो सकता 
है और जो कि सुरत अमर है तो जब तक कि अपने 
निज भडार में न पहुँचेगी, जरूर माया के घेर मे पाच 

तत्त्व की बनी हुई स्थूल या सूक्षम देह मे भरमती रहेगी 


| ४४] चोथाभा [२४ | भाग 


और दुख सुख और जनम मरन का भोग करती रहेगी। 
इस वास्ते जरूर हुआ कि हर एक जीव वास्ते अपने 
सच्चे कल्यान और उद्धार के, अपने निज भडार का 
पता और भेद दरियाफ्त करके वहाँ चल कर पहुँचने का 
जलन शुरू करे ।। 


११ - यह पता और भेद और चलने और चढ़ने का 
तरीका जैसा कि ऊपर कहा गया, सिर्फ राधास्वामी मत 
मे खोल कर कहा गया है और राधास्वामी सगत में 
शामिल होकर उपदेश लेने के वक्त मुफस्सिल मालूम 
हो सकता है। यह रास्ता बिना खौफ और शोक के ततै 
नहीं हो सकता है। इस वास्ते दुख सुख और जनम 
मरन का थोड़ा बहुत खौफ और शौक, मिलने दर्शन 
कुल मालिक का, लेकर जो कोई अभ्यास शुरू करेगा, 
उसका रास्ता आहिस्ते आहिस्ते तै होता जावेगा और 
अतर मे थोड़ा बहुत रस और आनद सुरत मन के 
सिमटाव और चढ़ाई का मिलेगा और वही आनद शोक 
को बढ़ाता जावेगा और अभ्यास मे आसानी और 
तरक्की होती जावेगी ।। 


प्रकार चवालीसवाो 


हर कोई बड़े आदमी और खास कर 
अपने प्यारे से एकान्त मे मिलना और बात 
चीत करना चाहता है। इसी तरह सच्चे प्रेमी 
और परमाथी को सत सतगुरु और कुल 
मालिक से एकान्त मे मिलने की अभिलाषा 


| २४२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
रख के सतो की जुगल के मुवाफिक जतन 
करना चाहिये । । 

१ - इस दुनिया में देखने में आता है कि हर कोई 
बड़े आदमी या अपने प्यारे से एकात मे मिल कर बहुत 
ख़ुश होता है क्योंकि वहाँ बे लिहाज और खयाल और 
दबाव दूसरे या गैर-शख्स के, अपनी ख्वाहिश के 
मुवाफिक बातचीत कर सकता है।। 


२ - इसी तरह सच्चे परमार्थ मे सेवक अपने स्वामी 
यानी सत सतगुरु और सच्चा प्रेमी अपने प्रीतम सतगुरु 
या कुल मालिक सत्त पुरुष राधास्वामी दयाल से एकाग्र 
होकर यानी एकान्त में मिल कर और बचन सुन कर 
बहुत मगन होता है।। 


३ - एकाग्रता से मतलब यह है कि कोई विरोधी 
अग जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहकार या कोई 
बे-मतलब की तरंग दसों इद्रियों की या किसी किस्म के 
खयाल जो अन्तःकरण से उठते हैं, वक्‍त दर्शन और 
बचन अपने स्वामी और प्रीतम के, प्रकट होकर 
विघ्नकारक न होवें और एकान्त से मुराद यह है कि 
किसी किस्म की सूरत या रचना सिवाय अपने प्रीतम 
के स्वरूप और शब्द के नज़र न आवे और न किसी 
किस्म की आवाजें चित्त को इधर उधर रीचे | | 

४ - जब ऐसी हालत सच्चे प्रेमी की अतर अभ्यास 
के वक्त मौज से हो जावे तो उसको पूरा रस भजन 
और ध्यान का हासिल हो सकता है और रफ्ते रफ्ते 
अंतर में दर्शन भी मिल सकता है और जब सतसंग में 

सब तरफ से मन और चित्त और नजर हट कर एक 


| ४४] चोथाभाा [२४३ | भाग 


सलगुरु के दर्शन और बचन में लौलीन हो जावे तब 
गहिरा रस बाहर के सतसंग का मिल सकता है।। 

५ - ऐसी हालत परमार्थी शख्स की बगेर तेज़ और 
गहरे शोक और प्रेम के नही हो सकती, और यही शोक 
और प्रेम बगेर दया कुल मालिक के और बगैर ससार 
और उसके पदार्थो की तरफ से चित्त में किसी कदर 
बैराग और उदासीनता आने के, पैदा नहीं हो सकता 
और वास्ते उसके ठहराव और तरक्की के सत सतगुरु 
और प्रेमी जन का सग और उनकी जुगल की कमाई 
यानी अभ्यास सुरत शब्द मार्ग का ज़रूर दरकार है।। 

६ - इस वास्ते जिस किसी के मन में इस दुनिया 
और उसके पदार्थो की नाशमानता और ओछापन देख 
कर थोड़ा बहुत बैराग उसकी तरफ से आया है और 
ख्वाहिश खोज और तहकीकात सच्चे और असली 
परमार्थ की, पैदा हुई है, उसको चाहिये कि पहिले संत 
सतगुरु और उनके प्रेमियों की संगत की तलाश करे। 
और जो कि ऐसा खोजी दयापात्र होता है, उसका मौज 
से जल्द मेला सन्त सतगुरु या उनकी संगत से हो 
जावेगा | | 

७ - जब भाग से संत सतगुरु मिल जावे या उनकी 
संगत में शामिल हो जावे, तब उसको चाहिये कि 
पहिले सतसंग होशियारी के साथ करे और बचनों को 
चित्त देकर सुने ओर बिचारे, तब भरम और सशय और 
बेजा और ना-मुनासिब पकड़े जो मन में धरी हुई हैं, 
आहिस्ते आहिस्ते निकलैगी । और मन के बिकारी अगो 
की खबर पड़ेगी और उनके घटाने और हटाने का 
जलन मालूम पड़ेगा और फिर सब तरह से सफाई 
_ हासिल करने के लिये कोशिश भी बन आवेगी।। 


| २४४ ].. प्रेम पत्रराधारवामी. [बचन | पत्र राधास्वामी 


८ - जब इस तरह कोई दिन सतसंग करके थोड़ी 
बहुत सफाई हासिल होती जावे और पूरा पूरा निश्चय 
कुल मालिक राधास्वामी दयाल और उनके धाम में 
पहुँचने की जुगत यानी सुरत शब्द मार्ग का हो जावे, 
तब उपदेश लेकर अंतर अभ्यास शुरू करे और जब 
अपने घट में कुछ कैफियत नज़र आवेगी और थोड़ा 
बहुत रस मिलेगा तब शौक तेज़ होवेगा और प्रेम सन्त 
सतगुरु और कुल मालिक के चरनो में जागेगा।। 

९ - इसी तरह सतसंग और अंतर अभ्यास करके 
दिन दिन प्रेम और निश्चय बढ़ता जावेगा और दया के 
परचे मिलते जावेगे और आहिस्ते आहिस्ते काम बनता 
जावेगा यानी एक दिन रास्ता तै करके निज धाम में 
पहुँच जावेगा और कुल मालिक राधास्वामी दयाल का 
दर्शन पाकर परम आनन्द को प्राप्त होगा।। 

१० - ऐसे प्रेमी के मन में अभ्यास की हालत में यही 
ख्वाहिश और कोशिश रही आवेगी कि किसी किस्म का 
विघ्न उसकी परमार्थी कार्रवाई मे न पड़े और कोई 
शख्स या कोई शै बाहर या अतर, उसके अभ्यास में 
हारिज न होवे ताकि निर्मल भजन और ध्यान करते हुए 
उसके मन और सुरत ऊँचे की तरफ को सहज में 
चढ़ते चले जावे और एक दिन दोनो अपने अपने भडार 
में पहुँच कर निःचिन्त और मगन हो जावें।। 

११ - ऐसे प्रेमी के सग और सोहबल से बहुत से 
जीवों का उपकार मुमकिन है यानी वे इस की ज़बान 
से महिमा और बड़ाई सन्त सतगुरु और उनके सलसग 
और अभ्यास की, और भी हाल दया कुल मालिक 
राधास्वामी दयाल का, सुन कर वास्ते शामिल होने ऐसे 
_ सतसंग के, उमंग उठावेगे और रफ्ते रफ़्ते बचन सुन | 


| ४५] चोथाभाग [२४५ | भाग 


कर और समझ कर और उपदेश सुरत शाब्द मार्ग का 
लेकर अभ्यास में शामिल होवेगे ओर कुछ आनन्द और 
रस अतर में पा कर अपनी नर देही सुफल करेंगे।। 


प्रकार पेतालीसवो 


इस देह मे नो दरवाजे हैं और उनमे से 
हर दम मेल और गिलाजत निकलती रहती 
है और इन्ही द्वारो पर सुरत की धार उतर 
कर देह की कार्रवाई करती है। नापाक 
स्थान को कोई नही पसन्द करता। इस 


वास्ते पवित्र स्थान की तरफ जो घट मे ऊँचे 
की तरफ है, चलना शुरू करे तो एक दिन 
देह और इन्द्रियो और मन और माया के 
बधनो से छुटकारा हो जावे और कुल मालिक 
के धाम में पहुँच कर परम आनन्द को प्राप्त 
होवे। | 

१ - इस देह में नो द्वार प्रकट हैं और दसवाँ गुप्त | 
नौ द्वार से हमेशा मैल और गिलाजत बहती रहती है 
और दसवाँ द्वार सुरत की आमद का है और हमेशा 
साफ और निर्मल रहता है।। 

२ - नौ द्वारो पर सुरत की धार उतर कर देह की 
कार्रवाई करती है यानी दसों इन्द्रियो का कारज और 
व्यवहार उन्हीं द्वारो की मार्फत जारी रहता है।। 


| २४६]  प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


३ - जितने काम दुनिया के इच्द्रियों के वसीले से 
होते हैं, उन में थोड़ा बहुत रस मन को मिलता है। 
लेकिन सुरत की धार का बहाव बाहरमुख रहता है और 
बाहर जिस कदर भोग और पदार्थ हैं, सब जड़ हैं। इस 
सबब से सुरत की धार जड़ पदार्थो से मिल कर खर्च 
हो जाती है और इसी सबब से आदमी दिन भर या 
कुछ देर काम करके थक जाता है।। 

४ - जो कुछ तरंगें मन में उठती हैं, वे सब 
बाहरमुख कार्रवाई से ताल्लुक रखती है और जो कि 
इस लोक मे, और भी रथूल देह मे, माया और तमोगुन 
का जोर बहुत है, इस सबब से यह सब कार्रवाई जो 
इन्द्रियों के वसीले से होती है, मलीन समझी जाती है 
और उसमें सुरत की धार का खर्च और नुकसान होता 
है। । 

५ - जो कोई भेद लेकर और जुगत दरियाफ्त 
करके अपने अतर में दसवें द्वार की तरफ सुरत की 
धार को चलावे तो वहाँ से विशेष ताकत और विशेष 
आनन्द और रस जो निहायत निर्मल है, हासिल कर 
सकता है और बजाय खर्च के अपनी सुरत की ताकत 
को ऊपर की तरफ चढ़ाने से बढ़ा सकता है और 
थकावट वगैरा थोड़ी देर के इस किस्म की कार्रवाई से 
सहज में दूर हो जाती है।। 


६ - अक्लमंद और विचारवान आदमी दुनिया का 
हाल देख कर मालूम कर सकता है कि जिस कदर 
यहाँ के भोग बिलास और रस और आनद हैं, वह सब 
नाशमान है और उन सब में थोड़ी बहुत तलखी माया 

की लगी हुई है और किसी कदर अपवित्र भी हैं। फिर 


| ४५] चोथाभा [२४७ | भाग 


वह जरूर तलाश करेगा कि कोई स्थान और वहाँ का 
आनद ऐसा भी है जो हमेशा कायम रहे और जहाँ 
तमोगुन और माया और उसकी तलखी न होवे।। 


७ - ऐसा देश और महा आनद का स्थान रचना में 
जरूर है और उसका मुकाम ऊँचे से ऊँचा है और 
रास्ता उसका दसवें द्वार मे होकर जाता है। वही स्थान 
सच्चे और कुल मालिक सत्त पुरुष राधास्वामी दयाल 
का धाम है। । 


८ - इस धाम का भेद और हाल रास्ते और मजिलो 
का और तरीका चलने का सिर्फ राधास्वामी मत में 
जिसको संत मल भी कहते हैं, तफसील के साथ वर्णन 
किया है। और किसी मत में जो दुनिया में जारी हैं, 
उसका जिक्र और पता नहीं है ओर न रास्ता तै करने 
की जुगत बयान की है।। 

९ - यह धाम और उसका रास्ता हर एक जीव के 
घट में मौजूद है क्योकि कुल मालिक का तख्त हर एक 
के घट में है। पर उसके भेद से सिवाय सतो के और 
कोई वाकिफ नहीं है।। 


१० - इस धाम का रास्ता नेत्रो के स्थान से जहाँ 
जाग्रत अवस्था में जीव की बैठक हे, जारी होता है और 
दसवें द्वार से गुज़र कर ऊंचे की तरफ जाता है। बिना 
मदद संत सलगुरु के जो उस धुर धाम के बासी हैं और 
निहायत दया करके जीवों को उस धाम में पहुँचाने के 
वास्ते आप नर देह धारन करके इस देश में आते हैं, 
कोई जीव उस रास्ते पर नहीं चल सकता है।। 


| २४८ |  प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 

११ - इस वास्ते सब जीवो को जो इस अपवित्र 
और नाशमान स्थान से हट कर महा निर्मल और महा 
आनद के स्थान पर जो हमेशा एक रस कायम रहता 
है, पहुँचना चाहे तो मुनासिब है कि पहिले संत सतगुरु 
और उनकी संगत का खोज लगा कर उसमे शामिल 
होवें और सतसंग के बचन सुन कर और समझ कर 
उनके मुवाफिक अपनी रहनी और गहनी दुरुस्त करें 
और जो संत सतगुरु भाग से मिल जावे तो उनसे, नही 
तो उनके प्रेमी और अभ्यासी सलसगी से,भेद धुर धाम 
और कुल मालिक राधास्वामी दयाल का और जुगल 
चलने की दरियाफ्त करके अभ्यास शुरू करें और प्रीत 
और प्रतीत चरनों मे बढ़ावे। | 


१२ - जो शौक और लगन तेज़ और सच्ची होगी 
तो सत सतगुरु का भी दर्शन मौज से हो जावेगा और 
अतर में कुल मालिक राधास्वामी दयाल की दया और 
रक्षा नज़र पड़ेगी और अभ्यास का भी थोड़ा बहुत रस 
और आनन्द मिलेगा और शौक बढ़ता जावेगा और 
रफ्ते रफ्ते मन और सुरत अतर मे ऊँचे की तरफ चढ़ेगे 
और एक दिन मेहर और दया से कारज पूरा बन 
जावेगा । | 


१३ - कुल मालिक राधास्वामी दयाल ने जो अपनी 
मेहर और दया से सहज अभ्यास सुरत शाब्द योग का 
जारी फरमाया है, उसमें कुछ जरूरत घर बार और 
रोजगार छोड़ने की नही है और वह इस कदर आसान 
और निर्विघ्न है कि हर कोई लड़का, जवान और बूढ़ा 
और औरत और मर्द बे-तकलीफ जिस वक्त और जिस 


| ४६]... चोथाभाग.... [२४६ | भाग 
जगह चाहें, कर सकते हैं और इसी जिंदगी में उसका 
फायदा देख सकते हैं।। 

१४ - जो जीव कि यह कार्रवाई अंतर में सुरत के 
चढ़ाने की नहीं करेंगे, वे हमेशा देही में गिरफ्तार रहेंगे 
और उसके बंधन का फल दुख सुख भोगते रहेंगे और 
अपवित्र तरंगे सदा उनके मन में उठ कर उनकी सुरत 
को नीचे के देश में जहाँ माया का भारी जोर है, 
भरमाती रहेंगी।। 

१५ - जो कष्ट और क्लेश देह धारियों को मृत्यु 
लोक और उसके नीचे के देशो में भोगना पड़ता है और 
जनम मरन का दुख जो सबसे भारी है, सहना पड़ता 
है, उसका कुछ बयान नहीं हो सकता। इस वास्ते 
मुनासिब और लाजिम है कि सब जीव थोड़ी बहुत 
अतरमुख कार्रवाई संतों के उपदेश के मुवाफिक अपनी 
ज़िन्दगी में शुरू कर दें।। 

१६ - कुल मालिक राधास्वामी दयाल की ऐसी 
भारी दया जीवों पर इस समय में है कि जो कोई बगैर 
छोड़ने घर बार और रोज़गार के थोड़ा अभ्यास एक या 
दो मर्तबे हर रोज़ सुरत शब्द मार्ग का सन्त सतगुरु या 
साध गुरू या उनके प्रेमी सतसगी से उपदेश लेकर नेम 
से करता रहेगा तो भी राधास्वामी दयाल उसको 
चौरासी से बचा कर अखीर वक्त पर सुख स्थान में 
बासा देंगे और तीन चार जनम नर देही में देकर और 
हर जनम मे विशेष करनी और अपने चरनों की भक्ति 
करा कर मेहर से एक दिन निज घर में पहुँचा देंगे कि 
जहाँ माया कृत देही के बंधन और जनम मरन के 

चक्कर से कतई छुटकारा हो जावेगा और अमर आनन्द 


| २५०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
प्राप्त होगा । अब जो कोई कि इस कार्रवाई मे शामिल 
नहीं होगा तो समझना चाहिये कि वह महा अभागी है 
और अभी उसको कोई काल माया के देश मे रहना 
मजूर है ओर निज घर मे जाकर परम आनन्द को प्राप्त 
होने का अधिकार और भाग नहीं रखता है।। 


प्रकार छियालीसवाँ 


कुल जीवों के दिल मे शोक देखने अच्छे 
रूप रंग और सुनने उम्दा बाजे और आवाज़ 
का रहता है और जब कहीं यह दोनों चीजें 
देखने और सुनने में आती हैं, वही मन फौरन 


लग जाता है ओर हाल यह है कि इस दुनिया 
के रूप रग और आवाजें निहायत ओछे और 
कसीफ और नाशमान हैं और घट में ऊँची 
तरफ बहुत बढ़ कर और निहायत खूबी और 
नूरानियल के साथ रूप और आवाजें मौजूद 
है। इस वास्ते उनका देखना और सुनना भी 
ज़रूर चाहिये, खास कर जब कि उनकी 
तरफ तवज्जह करने से गहिरा आनद और 
रस मिलता है और सच्चा उद्धार और जनम 
मरन से निवृति और अमर आनन्द की प्राप्ति 
सहज मे हो सकती है।। 


| ४६ | चोथाभा [२५१ | भाग 


१ - इस दुनिया में सब कोई खूबसूरत आदमी या 
जानवर या चीज को देखना चाहते हैं और जब मिल 
जावें तो उनको देख कर बहुत खुश होते हैं। इसी तरह 
सब कोई उमदा बाजों की आवाज़ और अच्छा गाना 
सुनना चाहते हैं और जब इत्तिफाक से वह मिल जावे 
तो मन उनका फौरन लग जाता है और ख़ुश होकर 
वहीं ठहर जाता है।। 


२ - यह बात सिर्फ आदमियों में नहीं बल्कि 
जानवरों में भी पाई जाती है कि वह भी खूबसूरत 
जानवर या चीज़ को देख कर और खुश-आवाज बाजे 
को सुन कर ख़ुश होते नज़र आते हैं और अचरज 
करते हैं और चाहते हैं कि बराबर उस आवाज को 
सुने। | 

३ - सबब इसका यह है कि सुरत आप निहायत 
नूरानी और खूबसूरत और शब्द स्वरूप है और कुल 
मालिक की अंस है जो कि महा प्रकाश और महा सुन्दर 
स्वरूप और महा रसीले शब्द का भण्डार है। इस वास्ते 
उसको सुन्दर रूप और रसीली आवाज से इश्क है।। 

४ - इस दुनिया मे जो सुन्दर से सुन्दर रूप और 
निहायत शीरी आवाज़ देखने और सुनने में आती हैं, 
वह ब-मुकाबले उन रूपो और आवाजों के जो घट घट 
के ऊँचे से ऊँचे देशों में मौजूद है, एक किनके और 
जर्रे की बराबर नही हैं, और वहाँ निहायत मोहनी रूप 
और आवाज जिनकी उपमा नही है और कोई महिमा 
नहीं कर सकता, मौजूद है।। 


५ - इस वास्ते हर एक को मुनासिब है कि अपने 
घट में भी थोड़ी बहुत सैर करे और वहाँ के नूर को देख 


| २५२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
कर और आवाज़ को सुन कर अचरजी आनद हासिल 
करे, तब उसको मालूम होगा कि किस कदर भारी 
सामान क़ुदरत का उसके अतर मे मौजूद है और वह 
कैसे ओछे और नाशमान पदार्थो के लिये इस दुनिया में 
तलाश और मेहनत कर रहा है।। 


६ - बड़भागी वे जीव हैं कि जो दुनिया में भी अपने 
मालिक की कारीगरी और ताकत को देख कर खशा 
होते हैं और शुकराना करते हैं और अपने घट में भी 
उसकी भारी से भारी कुदरत और अचरजी रचना की 
सैर करके असली आनन्द और ख़ुशी हासिल करते हैं 
और उस सर्व समर्थ और कुल दयाल मालिक के चरनों 
मे प्रील और प्रतीत बढ़ाते है और उसके निज रूप के 
दर्शनो की अभिलाषा उठा कर सच्चे मन से उसकी 
प्राप्ति के लिये जतन करते हैं।। 

७ - घट का भेद और लरकीब उसके सैर करने की 
सिर्फ सन्त सतगुरु से मालूम हो सकती है। क्योंकि वे 
पूरे भेदी और निज मुसाहब या निज पुत्र कुल मालिक 
सत्त पुरुष राधास्वामी दयाल के हैं।। 

८ - जो कोई घट की सैर और कैफियत देखने का 
शौक रखता है, उसको चाहिये कि पहिले सन्त सलगुरु 
या उनकी संगत का खोज करे और जो पता मिल जावे 
तो उस सगत में शामिल होकर कोई दिन सतसग करे 
और कुल मालिक की महिमा और भेद के बचन सुने 
और समझे और दुनिया की असली हालत और कैफियत 
और उसके सामान का ओछापन और नाशामानला 
मालूम करके उसकी लरफ से किसी कदर हटे और 

कुल मालिक के चरनों की तरफ तवज्जह लावे ।। 


| ६] चोथाभा [२५३ | भाग 


९ - कोई दिन के सतसंग से खोजी को सब हाल 
दुनिया का और भेद घट का मालूम हो जावेगा । फिर 
मुनासिब है कि सन्त सलगुरु से जो भाग से मिल जावे, 
नहीं तो, उनके प्रेमी और अभ्यासी सतसंगी से, उपदेश 
लेकर अंतर में अभ्यास शुरू करें ।। 


१० - वह अभ्यास सुरत और मन को स्वरूप और 
आवाज में लगाने का है और उसको भजन और ध्यान 
कहते है यानी सुरत को आवाज में जो घट घट में ऊँचे 
देश से आ रही है, लगा कर चढ़ाना और अंतर के 
स्वरूप मे जोड़ना और इस अभ्यास को सुरत शब्द 
योग भी कहते हैं। । 

११ - जीव की बैठक इस देही मे आँखों के मुकाम 
पर है और कुल मालिक का लख्त भी घट में ऊचे से 
ऊँचे मुकाम पर मौजूद है और रास्ते में कई मजिलें या 
मुकाम है और हर एक मुकाम की आवाज़ जुदा जुदा 
है, सो यह सब भेद सन्त सतगुरु या उनके प्रेमी 
सतसगी से वक्‍त उपदेश के मिलेगा। उसके मुवाफिक 
अभ्यासी को कार्रवाई करना चाहिये ।। 


१२ - जब मौज से अतर में स्वरूप का दर्शन होगा 
और तरह तरह का प्रकाश और नूर नज़र आवेगा और 
रसीली आवाज़ कभी कभी सुनाई देगी तब अभ्यासी 
सतसंगी अपने भागों को सराहेगा और दुनिया के रूप 
रंग और आवाज़ वगेरा से सहज में उसका चित्त हटता 
जावेगा और चरनो में सन्त सतगुरु और कुल मालिक 
राधास्वामी दयाल के गहरी प्रीत और प्रतीत इसके 
हिरदे में जागली जावेगी ।। 


| २५४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


१३ - इसमें कुछ शक नही है कि घट का खेल और 
सैर बगैर दया और मेहर सन्त सतगुरु और कुल 
मालिक राधास्वामी दयाल के नजर नही आ सकते हैं 
लेकिन अभ्यासी भी सच्चे शौक वाला और प्रेमी और 
मेहनती होना चाहिये, तब कारज बनना शुरू होगा 
यानी आहिस्ते आहिस्ते कैफियत नजर आती जावेगी 
और मन और सुरत मगन होकर उमग के साथ घट मे 
लगते जावेंगे | | 


१४ - इसी तरह शौक और प्रेम दिन दिन बढ़ता 
जावेगा और अतर में सन्त सतगुरु और राधास्वामी 
दयाल की दया के परचे पाकर प्रतीत और सरन 
मजबूत होती जावेगी । रफ्ते रफ़्ते एक दिन सुरत निज 
धाम में पहुँच कर अपने सच्चे माता पिता राधास्वामी 
दयाल का दर्शन पाकर परम आनन्द को प्राप्त होगी 
और मन और माया और काल और कर्म से पीछा छूट 
जावेगा | | 


१५ - ऐसा सतसंग और यह कार्रवाई सुरत शब्द 
मार्ग की इस वक्त में राधास्वामी संगत में जारी है और 
यह सतसंग कुल मालिक राधास्वामी दयाल ने आप 
सत सतगुरु रूप धारन करके जारी फरमाया और घट 
का कुल भेद और तरीका चलने और चढ़ने सुरत और 
मन का निहायत सहज तरकीब से (जिस को लड़का 
जवान और बूढ़ा आसानी से कर सकता है) प्रकट 
करके जीवों को अति दया कर के समझाया । | 


१६ - ऐसी तासीर और बरकत सुरत शब्द मार्ग के 
अभ्यास में अपनी मौज और दया से कुल मालिक 
राधास्वामी दयाल ने रक्खी है कि जो कोई उस को 


| ४७] चोथाभा [२५५ | भाग 


शुरू करके थोड़े दिन भी नेम से जेसा तैसा कमावे तो 
भी उसका छुटकारा चौरासी के चक्कर से हो जावेगा 
और आइंदे को दिन दिन उसकी भक्ति चरनो में बढ़ती 
जावेगी और अभ्यास मे भी इस कदर तरक्की होती 
जावेगी कि दो तीन या चार जनम में वह सत सतगुरु 
की दया से अपना काम पूरा बना लेगा यानी राधास्वामी 
धाम में पहुँच कर विश्राम पावेगा और माया के घेर से 
जहाँ जनम मरन और सुख दुख का चक्कर चल रहा 
है, न्यारा होकर अमर और परम आनद को प्राप्त 


होगा | | 


प्रकार सेतालीसवो 

दुनिया में जीव दो किस्म के काम कर 
रहे हैं, एक स्वार्थ, दूसरा परमार्थ। लेकिन 
असली परमार्थ की कार्रवाई से (जिससे सच्चा 
उद्धार मुमकिन है) बे-खबर हैं । यह 
राधास्वामी मत मे जारी हे। ओर सच्चे परमार्थी 
को थोडे दिन अभ्यास करने से फायदा उसका 
मालूम हो सकता है और आखिर को परम 
धाम प्राप्त होगा ।। 


१ - इस दुनिया में जीव दो किस्म के काम कर रहे 
है, एक स्वार्थ, दूसरा परमार्थ | | 
२ - स्वार्थ से मुराद उन कर्मो से है जो वास्ते 
प्राप्ति सुख और आराम के इस लोक और इस ज़िदगी 


| २५६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


में या स्वर्ग और बेकुठ और बहिश्त वगैरा में बाद 
छोड़ने इस देह और देशा के किये जावे। इसको प्रवृत्ति 
कहते हैं। | 


३ - परमार्थ से मतलब उन कामो से हे जो वास्ते 
प्राप्ति मुक्ति के या मिल जाने के परमेश्वर या ब्रह्म के 
स्वरूप में, किये जावे। इस को निवृत्ति कहते हैं।। 

४ - असली और सच्चा और निर्मल परमार्थ निवृत्ति 
से जुदा है। उसका भेद सिवाय राधास्वामी मत अथवा 
सलत मत के और कहीं नही है और इसको निवृत्ति-पर 
कहते हैं। | 


५ - इस परमार्थ से मतलब यह है कि जीव मन 
और सुरत के घट में चढ़ाई का अभ्यास सुरत शाब्द 
मार्ग के तरीके से करके कुल मालिक राधास्वामी 


दयाल के धाम में जो निर्मल चैतन्य देश और महा प्रेम 
और परम आनद का भडार है, पहुँच कर विश्राम पावे 
और जनम मरन से कितई छुटकारा हो जावे।। 


६ - यह फायदा और किसी मत की परमार्थी 
कार्रवाई से हासिल नही हो सक्ता है क्योकि जिस कदर 
साधन निवृत्ति के है, उनका सिद्धान्त शुद्ध माया के 
देश में है और परमेश्वर और ब्रह्मा और पार-ब्रह्मा का 
पद भी उसी देश में वाके है और वहाँ जनम मरन के 
चक्कर से कितई छुटकारा नहीं है और इस देश का 
महा-परलय के वक्‍त सिमटाव हो जाता है।। 

७ - जो कि मेहनत और कार्रवाई और बर्ताव 
परमार्थियो का, चाहे वह परमार्थ ब्रह्मा पद की प्राप्ति के 

वास्ते होवे या कुल मालिक के धाम में पहुँचने के लिये 


| ४७ ].... चोथाभा..... [२५७ | भाग 


होवे, थोड़ा बहुत एकसा होता है, इस वास्ते सच्चे 
परमार्थी को मुनासिब और लाजिम है कि पहिले अपने 
मालिक का निर्णय ब-खूबी कर लेवे कि वह सच्चा और 
कुल मालिक है या कि रास्ते की किसी मंजिल और 
मुकाम का अफ्सर और मुख्तार है।। 


८ - बगैर प्रेम और भक्ति के सच्चे मालिक के 
चरनों में पहुँचना ना-मुमकिन है। इस वास्ते जो भक्ति 
कि संतों ने और खास कर कुल मालिक राधास्वामी 
दयाल ने सत सतगुरु रूप धारन करके आप जारी 
फरमाई है, उसके मुवाफिक कार्रवाई करना मुनासिब है 
ताकि रास्ता आसानी से तै होवे और माया के देश के 
पार जो कुल मालिक का धाम है, वहाँ पहुँच कर 
विश्राम पावे। | 

९ - प्रेम और भक्ति, पहिले सत सतगुरु के चरनो 
मे करनी चाहिये ओर चित्त से चेत कर उनके बचन सुन 
कर और समझ कर उनकी धारना करना जरूरी है 
और ससार के भोगों और पदार्थो से किसी कदर 
नफरत यानी बैराग करके और उपदेश सुरत शाब्द मार्ग 
का हासिल करके अतर मे अभ्यास मन और सुरत के 
चढ़ाने का ध्यान और भजन के वसीले से जिस कदर 
बन सके, दुरुस्ती के साथ करना चाहिये, तब कुछ घट 
मे कैफियत नज़र आवेगी और थोड़ा बहुत रस और 
आनन्द भी मिलता जावेगा ओर शोक और प्रेम आहिस्ते 
आहिस्ते बढ़ता जावेगा ।। 


१० - जो संत सतगुरु से मेला न होवे तो उनके 
प्रेमी और अभ्यासी सतसंगी से मिल कर और कोई 
दिन सगल में शामिल होकर सलसग करे और उपदेशा 


| २८८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


लेकर अभ्यास शुरू करे और राधास्वामी दयाल और 
सन्त सतगुरु की सरन दृढ़ करके उनके मिलने की 
मन में अभिलाषा रव्खे तो अचरज नहीं है कि वे मेहर 
और दया से मिल जावें और अपने दर्शन देकर और 
बचन सुना कर उस की प्रीत और प्रतीत को बढ़ावें। । 


११ - जब तक संत सलगुरु से मेला न होवे तब 
तक जो विरह और प्रेम के साथ अभ्यास किया जावेगा, 
उसमे भी राधास्वामी दयाल और सन्त सतगुरु की दया 
थोड़ी बहुत मालूम पड़ेगी और आहिस्ते आहिस्ते तरक्की 
होती जावेगी और सतसंग की मदद से कर्म और भर्म 
कट जावेगे और निर्मल प्रीत और प्रतीत चरनों मे और 
भी सुरत शाब्द मार्ग की बढ़ती जावेगी ।। 


१२ - ऐसा सलसग और कार्रवाई सुरत शब्द मार्ग 
के अभ्यास की इस वक्त मे सिर्फ राधास्वामी संगत में 
जारी है। जो कोई अपना सच्चा और पूरा उद्धार चाहे, 
उसको मुनासिब है कि संगत मजकूर में शामिल होकर 
सतस और अतर अभ्यास शुरू करे, तब कुछ आरसे 
के बाद फायदा उस सतसंग और अभ्यास का उसको 
अपने अतर और बाहर में आप नजर आवेगा।। 

१३ - कुल मल जो दुनिया में जारी हैं और कुल 
जीव, चाहे कैसे ही आलिम और फाजिल और विद्यावान 
और बुद्धिवान हैं, सच्चे और कुल मालिक राधास्वामी 
दयाल और उनके धाम से बे-खबर है और किसी मत 
मे रास्ता चलने और चढ़ने का घट मे, जो कि निर्विघ्न 
होवे और जिसका अभ्यास हर कोई ग्रहस्थ या विरक्त 
और स्त्री और पुरुष आसानी से कर सके, जारी नहीं 

है। इस सबब से सिवाय राधास्वामी संगत के जो कि 


| ४७] चोथाभाा [२५६ | भाग 


कुल मालिक राधास्वामी दयाल ने आप सत सतगुरु 
रूप धारन करके कायम की, और कहीं इस अभ्यास 
का पला और भेद इस वक्त में नही मिल सकता है।। 

१४ - हर किस्म के सवाल का पूरा पूरा जवाब 
राधास्वामी मत में मौजूद है और जोकि इस मत के 
उसूल और कायदे कुल रचना के उसूल के मुवाफिक 
हैं और कोई बात खिलाफ कायदे क़ुदरत के या 
बे-मसलहल और बे-फायदे इस मत में जारी नही है, 
इस सबब से यह मत कुदरती है और उसमें विद्या और 
बुद्धि को दखल नहीं है, बल्कि जितनी विद्या हैं, वे सब 
इसी की शाखा समझनी चाहिये। इस वास्ते सच्चे 
खोजी परमार्थी को चाहिये कि विद्या और चलुराई को 
छोड़ कर निर्मल और प्रेमी बुद्धि के साथ इस मत के 
कायदो को समझ कर अभ्यास शुरू करे ओर जो कुछ 
कि भेद और तरीका राधास्वामी दयाल ने दया करके 
जीवों के सहज उद्धार के वास्ते प्रकट किया है, उसको 
अपने घट मे आहिस्ते आहिस्ते देखता जावे और मेहर 
और दया को भी परखता चले, तब उसकी प्रीत और 
प्रतीत बढ़ेगी और अभ्यास मे भी तरक्की होती जावेगी 
और इसी जिन्दगी में अपने सच्चे उद्धार का सबूत 
उसको मिल जावेगा ।। 

१५ - जो कोई सच्चा खोजी और दर्दी है, उसको 
सिवाय राधास्वामी मल के और किसी मल के उसूल 
और तरीके अभ्यास वगेरा मे (जो कि अक्सर बाहरमुरवी 
है और अक्ली और इलमी दलीलो से कायम किये गये 
है) प्री शाति हरगिज़ नही आवेगी और न उसके मन 
मे सच्चा प्रेम सच्चे मालिक के चरनों मे जिसके बगेर 

चलना और चढ़ना मन और सुरत का घट में मुमकिन | 


| ३६०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


नहीं है, पैदा होगा और न उसकी तरक्की वहाँ का 
अभ्यास करके मुमकिन है। फिर सच्चा और पूरा उद्धार 
कि जिससे जनम मरन का चक्कर छूट जावे और 
देहियो के साथ दुख सुख का भोग करने से रिहाई होवे 
और अमर और परम आनन्द प्राप्त होवे, किसी सूरत 
में हासिल होना मुमकिन नहीं है।। 


प्रकार अडतालीसरवो 


जो कि इस दुनिया का सब सामान 
नाशमान है और यहाँ सुख कम और दुख 
ज्यादा हे और अखीर वक्त पर आँखों के 


मुकाम से सुरत का खिंचाव होता है, इस 
वास्ते हर एक जीव को मुनासिब है कि इसी 
जिन्दगी मे इस रास्ते पर चलने का अभ्यास 
शुरू कर दे तो अन्तर मे दरजे-ब-दरजे विशेष 
सुख मिलेगा और तकलीफ और दुखों से, 
खास कर मौत के वक्त, बचाव हो जावेगा ।। 

१ - यह दुनिया और इसका सब सामान, और भी 
सब देहियाँ, नाशमान हैं और यहाँ के सुख दुख भी 
छिनभगी हैं, लेकिन इस लोक में सुख कम और दुख 
ज्यादा है। | 

२ - जब कि यह मालूम है कि यह देह और देशा 
और सब सामान और कुटुम्ब परिवार एक दिन ज़रूर 
छोड़ना पड़ेगा, तब अक्लमद और विचारवान आदमी 


| ४] चोथाभा [२६१ | भाग 


को चाहिये कि जहाँ तक मुमकिन होवे, अपना बंधन 
इस देह और देश में कम करे ताकि उनके छोड़ने के 
वक्‍त बहुत दुख न होवे।। 

३ - और यह भी मुनासिब है कि कोई ऐसा जलन 
करे कि जिसके सबब से इस जिन्दगी में कष्ट और 
क्लेश कम व्यापें और मौल के वक्‍त इस देह के छोड़ने 
में तकलीफ कम होवे या बिल्कुल न होवे।। 


४ - मरने के वक्त का हाल देख कर मालूम होता 
है कि सुरत या जीव का खिंचाव उँगलियों से शुरू होता 
है और जिस कदर सिमटाव होता नजर आता है, उसी 
कदर बदन शिथिल और बेकार होता जाता है और 
अखीर वक्‍त जब पुतली आँखों की फिर जाती है, तब 
चोला छूट जाता है और जान निकल जाती है।। 

५ - अब मुनासिब मालूम होता है कि जो मुमकिन 
होवे तो वह जतन किया जावे कि जिससे इसी जिन्दगी 
मे जिस रास्ते पर कि अखीर वक्‍त पर जाना है, उसको 
पहिले ही से जब कि होश हवास दुरुस्त हैं, खोलना 
और तै करना शुरू करे तो जिस कदर पुतली को 
सरकाने या उलटाने की ताकत आती जावेगी, इसी 
कदर देह और दुनिया के दुख सुख कम व्यापेंगे और 
अखीर वक्‍त पर चलने में तकलीफ नही होगी बल्कि 
आनन्द आवेगा | | 

६ - यह जलन और तरीका जीते जी मरने का है 
यानी इस किस्म का अभ्यास इस जिन्दगी में किया 
जावे कि जिससे सुरत का खिंचाव और सिमटाव मौत 
के मुकाम बल्कि उसके परे तक हो जावे और फिर देह 
| में उत्तर आवे । | 


| ३६२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


७ - जिस किसी से यह अभ्यास दुरूस्ती से बन 
आवे, वह जीते जी अपनी ताकत से मर कर अमर हो 
जावेगा और मौत को जीत लेगा यानी फिर उसको 
मरने का कष्ट और क्लेश नहीं व्यापेगा और जब वक्त 
आवेगा या जब वह शख्स चाहेगा, सहज में बगेर किसी 
किस्म की तकलीफ के, देह को छोड़ देगा।। 


८ - यह अभ्यास इस समय मे सिर्फ राधास्वामी 
मत में जिसको सन्त मत भी कहते हैं, जारी है और 
उस का नाम सुरत शब्द योग है यानी सुरत, रूह, को 
आवाज-आसमानी या आकाशबानी मे लगा कर घट में 
ऊँचे की तरफ को चढ़ाना और देह से न्यारे हो कर 
ब्रह्मांड और उसके परे सन्तो के देश मे सैर करना और 
फिर कुल मालिक राधास्वामी दयाल के धाम में जो 


निर्माया और अमर देश है और महा प्रेम और महा 
आनन्द का भडार है, चढ़ कर विश्राम करना || 

९ - जितने मत दुनिया में जारी हैं, उन में अनेक 
तरह की कार्रवाई वास्ते प्राप्ति मुक्ति के जारी है और 
बहुत से लोग उनको अपनी समझ और ताकत के 
मुवाफिक कर रहे हैं। लेकिन जाहिर में और इसी 
जिंदगी में उन की हालत ऐसी नही बदलती कि जिससे 
पूरा सबूत इस बात का मिल जावे कि उस साधन की 
कार्रवाई से जरूर एक दिन सच्ची मुक्ति का हासिल 
होना मुमकिन है। और वह साधन इस दुनिया के दुख 
सुख के कम व्यापने के वास्ते भी बहुत कम मदद देते 
नज़र आते हैं।। 

१० - सबब इस का यह है कि जो कार्रवाइयाँ हर 

एक मत मे जारी हैं, वह या तो बाहरमुख हैं या अतरी 


| ४] चोथाभा [२६३ | भाग 
पिंड के नाभि और हृदय चक्र के अभ्यास हैं और जो 
कि इनका ताल्लुक सुरत, रूह, की धार के साथ (जो 
जाग्रत अवस्था में नेत्र के मुकाम पर बैठ कर कार्रवाई 
देह और दुनिया की करती है) नहीं है, इस सबब से 
उन में मुक्ति का फल बहुत कम बल्कि बिलकुल नहीं 
हो सकता है। । 

११ - जो फायदा और मतलब इस किस्म के 
अभ्यास से हासिल होना चाहिये, वह सिर्फ संतों के 
सुरत शाब्द मार्ग की कमाई से प्राप्त होना मुमकिन है 
क्योंकि वह अभ्यास रूहानी यानी सुरत का है। और 
किसी मत के अभ्यास को उसमें दखल नहीं है।। 


१२ - यह रूहानी अभ्यास कुल मालिक राधास्वामी 
दयाल ने सत सतगुरु रूप धारन करके आप प्रकट 


किया और उसको इस कदर सहल कर दिया कि स्त्री 
और पुरुष और जवान और बूढ़ा उसको आसानी के 
साथ निर्विघ्न कर सकते हैं और उसका फायदा यानी 
अपनी मुक्ति होती हुई इसी जिंदगी में देख सक्ते हैं और 
अंतर में आनद और सरूर हासिल कर के मगन हो 
सक्ते हैं । । 


१३ - इस रूहानी अभ्यास की अब तक किसी मत 
वाले को खबर नहीं हुई और न कुल मालिक 
राधास्वामी दयाल का पता और भेद किसी ने जाना। 
इस सबब से जो अभ्यास कि और मतों में जारी हैं, उन 
मे कठिनता और तकलीफ और परहेज वगैरा बहुत 
सख्त बरदाश्त करने पड़ते हैं और फिर भी सच्ची मुक्ति 
प्राप्त नहीं होती ।। 


| २६४]  प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


१४ - इस रूहानी अभ्यास की मदद से तन मन 
और इन्द्रियां बस में आवेगी और जिस कदर कि 
विकार मन में हैं, वह सब आहिस्ते आहिस्ते दूर हो 
जावेगे क्योकि जिस कदर कि कार्रवाई देह ओर दुनिया 
की है, वह रूह की ताकत से जारी है और जब कि 
अभ्यास करके अभ्यासी को इस कदर गति हासिल इई 
कि जब चाहे जब रूह की धार को पिंड में उतार लावे 
और जब चाहे जब ब्रह्मांड में या सत्त पुरुष राधास्वामी 
देशा में चढ़ा लेवे तो साफ जाहिर है कि सब पसारा 
पिंड और ब्रह्मांड का उस अभ्यासी के आधीन हो 
जावेगा यानी मन और इद्रिय वगैरा उस के काबू में आ 
जावेगे और वह मालिक की कुदरत और अपनी ताकत 
को अतर और बाहर परख कर निहायत मगन होगा।। 

१५ - इस रूहानी अभ्यास का भेद और हाल रास्ते 
और मजिलों का सिर्फ सत सतगुरु या उनके प्रेमी 
अभ्यासी सतसगी से मालूम हो सकता है ओर उन्ही की 
मदद से और भी कुल मालिक राधास्वामी दयाल की 
मेहर और दया से यह रास्ता जारी हो सकता है। इस 
वास्ते सच्चे खोजी को चाहिये कि पहिले सत सतगुरु 
को तलाश करे और जो वे न मिले तो उनकी सगत में 
शामिल होकर और प्रेमी अभ्यासी से उपदेश लेकर 
अभ्यास शुरू कर दे और वह संगत राधास्वामी सगत 
के नाम से मशहूर है।। 

१६ - जिस वक्त कि सच्चा खोजी प्रेम अग लेकर 
और कुल मालिक राधास्वामी दयाल की सरन मन में 
धारन करके अभ्यास शुरू करेगा तो उसको अतर में 
दया और मेहर की परख आती जावेगी और अपनी रक्षा 
| और सम्हाल अतर और बाहर देख कर चरनो मे प्रीत | 


| ४६]... _ चोथा भाग... [२६५ | भाग 


और प्रतीत विशेष लावेगा और इसी तरह दिन दिन प्रेम 
की तरक्की होती हुई आसानी के साथ उसके मन और 
सुरत की चढ़ाई होती जावेगी और एक दिन धुर धाम 
मे पहुँच कर बासा पावेगा और मन और माया और 
काल और कर्म के जाल से कतई छुटकारा हो जावेगा। | 


प्रकार उनचासवा 


ससार की दौलत और मान बड़ाई बगेर 
शौक और मेहनत और मशक्कत के हासिल 
नहीं होती और फिर भी वह नाशमान है। 
लेकिन जो कोई परमार्थ की दौलत और 


बड़ाई हासिल करे, वह हमेशा कायम रह 
सक्ती हे और जिस कदर बॉटी जावे, उसी 
कदर बढ़ती हे।। 

१ - इस दुनिया में हर कोई जब से कि वह होश 
सम्हालता है, वास्ते प्राप्ति धन और माल और हासिल 
करने मान बडाई और अपनी शोहरत और नामवरी के 
उम्र भर जतन और मेहनत करता है, फिर भी बहुत 
कम जीवों को यहाँ की दौलत और बड़ाई मुवाफिक 
उनकी चाह के हासिल होती है।। 

२ - जाहिर है कि इस दुनिया की दौलत और मान 
बड़ाई ठहराऊ और संग चलने वाली नही है और बहुत 
मुश्किल से प्राप्त होती है। फिर भी कुल आदमी उसकी 
चाह में गिरफ्तार है और उसके वास्ते सरब्त मेहनत 
_ और तकलीफ गवारा करने को तैयार हैं।। 


| ३६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


३ - सिवाय नाशमान और सगी न होने के इस 
दुनिया की दौलत की हिफाजत मे बहुत तकलीफ और 
तरद्दुद होता है और जब कभी इसी जिन्दगी में 
नुकसान हो जावे यानी वह दौलत हाथ से जाती रहे 
और मान बड़ाई और नामवरी मे भी खलल आ जावे तो 
निहायत दरजे का रज और क्लेश मन को होता है और 
उसका दूर होना अक्सर ना-मुमकिन हो जाता है यानी 
मरते वक्त तक वह रंज दूर नहीं होला।। 


४ - जिस किसी को दुनिया की दौलत और मान 
बड़ाई थोड़ी बहुत हासिल हो जाती है, उसके मन में 
अहंकार और नसूद और दिखावा इस कदर बढ़ जाता 
है कि वह किसी कदर आपे को और अपने मालिक को 
भूल जाता है और गरीबों और कमज़ोरों और अपने से 
कम दरजे वालों को हिकारत की नज़र से देखता है 
और अक्सर मुआमलों में बे-सबब या बे-मतलब उनके 
दिल को दुखा देता है या और तरह से सख्ती करता 
है या तकलीफ पहुँचाता है और इस तरह अलावे ईर्षा 
वालों के बहुत से लोगों को अपना बद्‌-र्र्वाह और 
दुश्मन बना लेता है।। 

५ - दुनिया की दौलत हासिल होने में मन और 
इद्रिय बहुत जबर हो जाते है और मामूली और फिजूल 
भोगो की चाह उठा कर उन में बे-तकल्लुफ और 
बे-खोफ कसरत से बर्ताव करते हैं कि जिसके सबब से 
अक्सर बीमारी और बदनामी पैदा होती है और कर्मो 
का भार सिर पर बढ़ता है और आइदा दुख सहने पड़ते 


हैं।। 


६ - जिन लोगों को बा-वजूद तलाश और मेहनत 


| ४५।] चोथाभा [२६७ | भाग 


और मशक्कत के अच्छी तरह गुज़ारे के लायक भी 
दौलत नहीं मिलती है या सिर्फ इस कदर हासिल होती 
है कि जिस में मामूली तौर पर या औसत दरजे का 
गुजारा हो जावे और ज़्यादा भोग बिलास नही कर 
सकते, वे अपने से बड़ों को देख कर अक्सर जलते 
कुढ़ते रहते हैं और अपने मन की चाहें पूरी न होने के 
सबब से सदा दुखी रहते है और बाजे उनमें से नई नई 
तरकीबे बगेर लिहाज मुनासिब और ना-मुनासिब के, 
वास्ते पैदा करने धन और माल के, सोचते और करते 
रहते हैं और उनका फल जैसा कि होता है, दुख सुख 
भोगते रहते हैं। । 

७ - ऐसी हालत जगत के जीवो की देख कर सन्त 
सतगुरु दया करके फुरमाते हैं कि यहाँ की दौलत और 
नामवरी के वास्ते मुनासिब तोर पर जिस कदर कार्रवाई 
जरूरी होवे, करो और उसके हासिल होने पर बहुत 
होशियारी और सम्हाल के साथ बर्ताव करो कि जिस में 
पाप और दड के भागी न होओ और जिस कदर मौका 
होवे और फुरसत मिले थोड़ा बहुत वक्‍त अपना वास्ते 
हासिल करने परमाथी दौलत और शोहरत के, तवज्जह 
के साथ लगाओ ताकि इस ज़िदगी में भी आराम पाओ 
और आइदा को हमेशा के आनद के भागी हो जाओ 
और दुख सुख और जनम मरन के चक्कर से बच 
जाओ।। 

८ - यह दौलत, सच्चे मालिक राधास्वामी दयाल 
और सलत सतगुरु का प्रेम और जिस कदर बन सके, 
पहिचान है और वह संत सतगुरु और उन के प्रेमी जन 
के सलसग से, और भी अतरमुख अभ्यास से, हासिल 
 होगी। | 


| २६८ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


९ - अंतरमुख अभ्यास मतलब सुरत शब्द योग से 
है यानी मन और सुरत को आसमानी शाब्द के वसीले 
से जो घट घट में हर वक्‍त जारी है, समेटना और कुल 
मालिक के धाम की तरफ चढ़ाना और मालिक की 
कुदरत और उसके स्वरूप का कुछ प्रकाश अतर मे 
देखना | । 

१० - सतसंग के बचन सुन कर और समझ कर 
और अंतर में थोड़ी बहुत कैफियत देख कर सच्चे 
परमाथी की हालत बदलती जावेगी यानी उसको किसी 
कदर संत सतगुरु की पहिचान आवेगी और फिर उनके 
और कुल मालिक राधास्वामी दयाल के चरनो मे प्रीत 
और प्रतीत बढ़ती जावेगी | | 


११ - जिस कदर कि सच्चे परमार्थी का शोक और 
प्रेम बढ़ता जावेगा, उसी कदर भक्ति के अगो में जैसे 
सेवा और भजन वगैरा में उसका बर्ताव ज्यादा होता 
जावेगा और फिर उसी कदर उसकी भक्ति की शोहरत 
देशों में फैलती जावेगी ।। 


१२ - इसी तरह जिस कदर सच्चा परमार्थी अपने 
रिश्तेदार और बिरादरी और मित्र और पड़ोसी वगेरा से 
सच्चे परमार्थ यानी सच्चे मालिक राधास्वामी दयाल के 
चरनों की भक्ति की महिमा सुना कर उन को हिदायत, 
वास्ते शामिल होने सतसग के, करेगा, उसी कदर 
उसकी परमार्थी समझ और प्रतीत बढ़ती जावेगी और 
जिस कदर कि लोग उसकी भक्ति की हालत देखेंगे, 
उसी कदर वे भी परमार्थी कार्रवाई मे शामिल होवेंगे 
यानी परमार्थी दौलत प्रेम और दीनता की, उनको भी 

मिलती जावेगी || 


| ४५] चोथाभा [२६९ | भाग 


१३ - जो सुख और आनद और शासन्ति कि परमार्थी 
दौलत यानी चरनों के प्रेम के पैदा होने और बढ़ने में 
हासिल होती है, उसके मुकाबले में दुनिया के भोग 
बिलास लुच्छ और ओछे नजर आते हैं, इस सबब से 
सच्चा परमार्थी अपने सतगुरु के सग में हमेशा मगन 
और निःचिन्त रहता है और दुनिया की तरफ से उसके 
चित्त और मन अक्सर बे-परवाह और उदास रहते हैं 
और दिन दिन उनकी चाह और मोह घटते जाते हैं और 
उसी कदर दुनिया के दुख सुख कम व्यापते हैं।। 

१४ - जो कोई विरह और प्रेम अग लेकर सुरत 
शब्द मार्ग का अभ्यास करेगा, उसको ज़रूर अंतर में 
निर्मल रस और आनन्द मिलेगा और इसी जिन्दगी में 
उसको अपने सुरत और मन, देह और ससार से थोड़े 
बहुत न्यारे होते हुए नज़र आवेगे और संसार का दुख 
सुख कम व्यापेगा और जिस रास्ते पर कि मौत के 
वक्त चलना है, वह रास्ता किसी कदर खुलता जावेगा 
और शोक उस रास्ते को जल्दी से तै करके निज घर 
यानी कुल मालिक राधास्वामी दयाल के धाम में पहुँचने 
का बढ़ता जावेगा कि जिसके सबब से अखीर वक्‍त पर 
निहायत उमंग के साथ उसके मन और सुरत निज घर 
की तरफ को चलेंगे और अतर में लीला और बिलास 
देख कर निहायत मगन होगे कि जिसका असर चेहरे 
पर, बाद छूटने देह के, साफ दिखलाई देता है।। 


१५ - ऐसा भारी फायदा सुरत शाब्द मार्ग के 
अभ्यास और सत सतगुरु के सलसग का है कि जिस 
की महिमा बयान करने में नहीं आ सकती। उस 

कैफियत और आनन्द को प्रेमी जन ही ख़ूब जानते हैं।। 


| २७०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


१६ - बड़भागी वह जीव हैं कि जो वास्ते हासिल 
करने परमार्थ की दौलत के उमंग उठावे और फिर 
बाहर से, सतगुरु का सतसंग और अन्तर में सुरत 
शाब्द योग का अभ्यास करके प्रीत और प्रतीत चरनों में 
बढ़ाते जावें। उन्ही को वह अविनाशी दौलत यानी 
गहरा प्रेम और विशवास चरनो मे, एक दिन हासिल 
होगा और फिर दिन दिन उसकी तरक्की होकर एक 
दिन धुर धाम में पहुँच कर मगनता और परम शान्ति 
को प्राप्त होंगे । । 


१७ - यह सतसग और अभ्यास इस वक्त मे 
राधास्वामी सगत मे जो कि कुल मालिक ने दया करके 
संत सतगुरु रूप धार कर आप कायम की, जारी है। 
जो कोई सच्चा खोजी और दरदी है, उसको मुनासिब 


है कि संगत मजकूर मे शामिल होकर और कोई दिन 
सतस करके उपदेश लेवे और अभ्यास शुरू करदे । 
जिस कदर उसकी लगन चरनों में कुल मालिक 
राधास्वामी दयाल के होगी, उसी कदर उसको फायदा 


होगा | | 


प्रकार पचासवाोँ 


दुनिया में लोग नशा खाते और पीते हैं 
कि जिससे रज और तकलीफ न व्यापे और 
मजा और सरूर हासिल होवे। लेकिन उसके 
पीछे खुमार और सुस्ती और अक्सर बीमारी 
पेदा होती है। जो कोई घट मे शब्द का 


| ५०] चोथाभा [२७ | भाग 
अभ्यास करे, उसको ठहराऊ आनद सहज 
मे प्राप्त हो सकला है और दुनिया के दुख 
और चिन्ता भी कम व्याप सकते हैं और 
आखिर को सच्चा उद्धार मुफ्त मे हो जावेगा ।। 
१ - दुनिया में बहुत से लोग वास्ते हासिल करने 
ताज़गी और सरूर और दूर करने थकाव मेहनत वगैरा 


के और भी सोच फिकर दुनिया और ग्रहस्थ के, नशे 
की चीज़ पीते और खाते हैं।। 


२ - जिस मतलब से कि लोग नशे की चीज़ खाते 
या पीते हैं, वह जरूर थोड़ा बहुत हासिल होता है। 
लेकिन बाद उतरने नशे के किसी किसी को सिर दर्द 
और घुमेरी मालूम होती है या मामूली खाने पीने में कुछ 


फर्क आ जाता है और सब नशा करने वालो के दिमाग 
और रगो के मडल में किसी कदर अबलरी और 
परेशानी पैदा होती जाती है कि वह आखिर को कोई 
सख्त बीमारी पैदा करती है कि जिसमे जान जाने का 
खौफ होता है।। 

३ - बाजे नशे की चीजें जैसे चरस गॉजा अफयून 
निहायत दरजे का नुकसान दिमाग को पहुँचाती है और 
मनुष्य को थोड़ा बहुत पागल बना देती है यानी उसकी 
अकल में फितूर आ जाता है और अपने और कुटुम्ब के 
नफे और नुकसान का खयाल बहुत कम या बिलकुल 
नही रहता है।। 

४ - इस में कुछ शक नहीं कि पिछले ज़माने में 
जोगियो ने आम जीवों को थोड़ा बहुत अतरी खुशी और 

दुख सुख से आजादगी और बचाव का फायदा पहुँचाने 


| २७२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


की नज़र से नशे की चीजें जेसे शराब और भग और 
अफयून वगैरा प्रकट की कि जिसके थोड़े से इस्तेमाल 
से दिन भर की मेहनत का थकाव और दुनिया और 
ग्रहस्थ की चिन्ता और फिक्र थोड़ी देर को न व्यापे, 
लेकिन लोगो ने उसके इस्तेमाल मे ज्यादती की और 
इस सबब से नुकसान और तकलीफ भोगने लगे।। 


५ - यह जीव परमार्थ के अधिकारी न थे इस सबब 
से बजाय परमार्थी आनद के उनको नशे का ससारी 
आनद देना मुनासिब समझा | | 

६ - जो सतोगुनी पुरुष हैं और जो कि अपने मन 
से आपही विचार कर और दुनिया और उसके भोगो की 
नाशमानता देख कर सच्चे मालिक और उसके धाम का 
खोज करते हैं और ऐसा अभ्यास परमार्थी चाहते हैं कि 
जिससे दिन दिन अतर मे कुछ आनद मिले और ससार 
और देह आहिस्ते आहिस्ते किसी कदर बिसरते जावें, 
ऐसे बड़भागी लोग परमार्थी कहलाते हैं।। 


७ - चाहे कोई किसी दरजे का परमार्थी होवे पर 
उस को भेद कुल मालिक और उसके धुर धाम का, 
और भी जुगत चलने और चढ़ने की, बगेर सत सतगुरु 
के मालूम नहीं हो सकती । इस वास्ते जो कोई निर्मल 
नशा, नाम यानी शब्द का रस, लेना चाहे, उस को 
चाहिये कि अव्वल सत सतगुरु या उनकी संगत का 
खोज करे ।। 


८ - जो भाग से संत सतगुरु या उनकी संगत से 
मेला हो जावेगा तो वे बचन सुना कर दुनिया और 
उसके सामान का भाव और मोह मन से आहिस्ते 
_ आहिस्ते निकाल देंगे और कुल मालिक राधास्वामी | 


| ५०] चोथाभाग [२७३ | भाग 


दयाल के चरनों की प्रीत और प्रतीत जगा कर दिन 
दिन बढ़ावेंगे और सुरत शब्द मार्ग का उपदेश देकर 
और उसका अंतर में अभ्यास करा कर थोड़ा बहुत रस 
और आनद बरूशेगे। | 

९ - इस अभ्यास का नशा और सरूर बहुत भारी 
है। एकाएक हर एक से बरदाश्त नहीं हो सक्ता। 
लेकिन आहिस्ते आहिस्ते ताकत उसके बरदाश्त की, 
संत सतगुरु की दया से आती जावेगी।। 

१० - जो कोई प्रेम और उमंग के साथ कई दफे 
दिन रात में अभ्यास करेगा तो उसका नशा और आनद 
बढ़ता जावेगा और कभी घटेगा नहीं और न किसी 
किस्म की तकलीफ या बीमारी सुरत शब्द मार्ग के 
अभ्यासी को सतावेगी। | 

११ - बल्कि सतो के सतसंगी अभ्यासी को जरा सी 
तवज्जह अंतर में करने से, बगैर खर्च करने दाम के, 
थोड़ा बहुत नशा और आनंद हासिल हो सक्ता है और 
रूहानी ताकत बढ़ती है और एतदाल कायम होता है 
कि जिसके सबब से कोई बीमारी अभ्यासी को नहीं 
सताती, सिवाय उसके कि जो राधास्वामी दयाल या 
सत सतगुरु अपनी मौज से वास्ते काटने कर्म और 
गढ़त मन और इंद्रियो के और सफाई और चढ़ाई सुरत 
के, भेजे और ऐसी बीमारी मे तकलीफ कम होगी और 
परमार्थी फायदा ज्यादा मिलेगा ।। 


१२ - अलावे हासिल होने सरूर और आनद के 
सुरत शाब्द मार्ग के अभ्यासी के मन और सुरत दिन 
दिन घट में ऊचे देश की तरफ जहाँ कुल मालिक का 
धाम है, चढ़ते जावेंगे और जिस कदर कि चढ़ाई | 


| २७४]  प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


होवेगी, उसी कदर माया के घेर से निकास होता 
जावेगा और देहियों के बधन जो दुख सुख और जनम 
मरन के देनेवाले हैं, ढीले होते जावेंगे और आनद और 
सरूर बढ़ता जावेगा । | 

१३ - इसी तरह दो तीन या चार जनम मे अभ्यासी 
की सुरत मन और माया और काल और कर्म के जाल 
और घेर से निकल कर निज घर में जो निर्मल चैतन्य 
देश है और जहाँ कुल मालिक राधास्वामी दयाल का 
तख्त है, पहुँच कर विश्राम पावेगी और अमर आनंद को 
प्राप्त होगी और जनम मरन से रहित हो जावेगी। इसी 
का नाम सच्चा और पूरा उद्धार है।। 

१४ - अब समझना चाहिये कि जो कोई सिर्फ नशे 
और आनद के हासिल करने की नज़र से अभ्यास 
करेगा उसको दिन दिन ज्यादा से ज्यादा आनद और 
सरूर भी मिलेगा और सच्ची मुक्ति और सच्चा उद्धार 
सहज मे और मुफ्त हासिल हो जावेगा और फिर काल 
और माया के घेर में नही आवेगा और माया के मसाले 
की देही धारन करके कष्ट और क्लेश नहीं भोगोगा। | 

१५ - इस वास्ते सब जीवो को जो सच्चे और 
निर्मल और ठहराऊ आनद के चाहने वाले हैं, मुनासिब 
है कि सत सतगुरु के चरनों मे जाकर उनका सतसग 
करें और जिस कदर बने, उनकी सेवा और भक्ति करें 
और जब वे मेहर से सुरत शब्द मार्ग का उपदेश देवे 
तो उमंग और प्रेम के साथ उसका अभ्यास हर रोज 
बिला नागा जारी रकखें तो उनको वह सरूर और 
आनन्द आहिस्ते आहिस्ते मिलता जावेगा और जिस 
कदर शौक बढ़ेगा, उसी कदर वह आनन्द भी बढ़ता 
जावेगा । | 


| ५५]... चोथा भा... [२०५ | भाग 


१६ - जो जीव कि अधिकारी परमार्थ के नहीं हैं, 
वह भी जो संत सतगुरु या उनके प्रेमी और अभ्यासी 
भक्तों के संग में आ जावेंगे तो आहिस्ते आहिस्ते उनके 
मन में भी कुल मालिक के चरनों का प्यार पैदा होगा 
और वे भी अंतर के निर्मल और ठहराऊ आनद के 
हासिल करने को ख़ुशी और शौक के साथ मेहनत 
करेंगे और कोई दिन में उनकी मेहनत का फायदा 
उनको मिलना शुरू हो जावेगा || 


१७ - कोई जीव किसी किस्म का होवे, वह सन्त 
सतगुरु के सतसंग में शामिल होने से सबेर अबेर 
दुरुस्त हो सकता है। इस वास्ते कुल जीवों को चाहिये 
कि पहिले सत सतगुरु का खोज लगा कर जेसे बने 
तैसे उनके सन्मुख जावे और दर्शन और सेवा करके 
और बचन सुन कर थोड़ा बहुत उनको धारन करके 
अपने भाग जगावे, तो इस जिन्दगी में भी, सिवाय 
ससारी सुक्खो के, कुछ परमार्थी आनन्द उनको हासिल 
होना मुमकिन है और आखिर को महा सुख और परम 
आनन्द के धाम में बासा पाकर हमेशा को सुखी हो 
जावेंगे। । 


प्रकार इडक्यावनवाँ 


मनुष्य को अक्ल और समझ और ताकत 
मालिक ने दी है कि जिससे यह अपने और 
अपने मालिक के स्वरूप और धाम का पता 


और खोज लगा कर दर्शन कर सकता है 


| २७ |  प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


और जो यह काम न किया जावेगा तो नर 
देही मुफ्त बरबाद जावेगी और जनम मरन 
और देहियों के दुख सुख से छुटकारा नहीं 
होगा । | 

१ - मालिक ने इस लोक में मनुष्य को सब जीवों 
मे श्रेष्ठ और उत्तम रचा है और उसका सब जानवरों 
पर थोड़ा बहुत हुक्म जारी है और तत्त्वों और गुनो से 
भी जो काम चाहता है, लेता है।। 


२ - यह बड़ाई मनुष्य स्वरूप की ब-सबब अक्ल 
और समझ बूझ के है कि जिसके वसीले से भलाई और 
बुराई और नफे और नुकसान का तमीज होता है और 
अपने करतार कुल मालिक की थोड़ी बहुत पहिचान 


कर सकता है। | 

३ - मनुष्य के शारीर में कुल रचना का नमूना छोटे 
पेमाने के मुवाफिक मौजूद है और रास्ता भी उसकी 
सैर का जो कोई भेद लेकर अपने घट में चलना चाहे, 
अंतर में जारी है।। 

४ - और जीवों की देह मुवाफिक नमूने मनुष्य की 
देह के कुछ कमी बेशी के साथ रची गई है लेकिन 
उनमें ताकत समझ बूझ और तमीज करने नफे और 
नुकसान की ब-निस्बत मनुष्य के कम है और इस सबब 
से उनकी सुरत की चढ़ाई अभ्यास करके नहीं हो 
सकती है।। 

५ - जो कोई नर देह पाकर उसको मुवाफिक 

पशुओं और दूसरे जानवरों के खान पान और मेहनत 


| ७] चोथाभाग [२७७ | भाग 


मशक्कत मे वास्ते प्राप्ति धन और मान के, खर्च करेगा 
तो वह कुल मालिक और सत सतगुरु की खास दया 
से महरूम रहेगा यानी अपने घट का भेद और जुगल 
चल कर पहुँचने की कुल मालिक के धाम मे, उसको 
नही मालूम होवेगी और इस सबब से जनम मरन और 
दुख सुख के चक्कर से बचाव और छुटकारा नहीं 


होगा | | 


६ - इस वास्ते सब मनुष्यों को मुनासिब और 
लाज़िम है कि अपनी नर देह को जो अमोल पदार्थ है, 
सुफल करें यानी सत सतगुरु का खोज लगा कर जेसे 
बने तैसे उनके सन्मुख पहुँचे और उनका सतसंग 
करके और बचन चित्त से सुन कर और विचार कर 
उनके मुवाफिक थोड़ी बहुत अपनी रहनी दुरुस्त करें 


और घट मे चलने की जुगल यानी सुरत शाब्द मार्ग का 
उपदेश लेकर अभ्यास जारी कर दें।। 


७ - विरह और प्रेम अग लेकर अभ्यास करने से 
कुछ कैफियत अंदरूनी यानी रस और आनद हासिल 
होगा और कुछ तमाशा कुदरत का नज़र आवेगा और 
इस दुनिया और उसके सामान की नाशमानता और 
लुच्छता की ख़बर पड़ेगी । । 


८ - जो कि कुल मालिक राधास्वामी दयाल का 
तख्त हर एक के घट में मौजूद है, इस वास्ते हर एक 
शख्स को जो उनका भेद लेकर चरनों में थोड़ी बहुत 
प्रीत लावेगा और प्रतीत करेगा और उनके चरनों की 
धारना के साथ अभ्यास करेगा, उसको थोड़ा बहुत 
जलवा उनकी दया का मालूम पड़ेगा और दिन दिन 


| २७८ |  प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


प्रेम चरनों मे ओर शोक दर्शनो का बढ़ता जावेगा। तब 
इस नर देही की कदर मालूम पड़ेगी ।। 


९ - बहुत से लोग बड़ी बड़ी मेहनत और कार्रवाई, 
खतरे के साथ, वास्ते प्राप्ति धन और दुनिया की मान 
बड़ाई के, कर रहे है और उसका फायदा वास्ते चद 
रोज के, इसी जिंदगी में मिल जाता है, लेकिन जो 
कोई वास्ते प्राप्ति दर्शन कुल मालिक के और विश्राम 
पाने उसके निज धाम मे, थोड़ा वक्‍त अपना संत 
सतगुरु के सतसंग और सेवा और अभ्यास सुरत शब्द 
मार्ग मे खर्च करेगा, उसको जल्द परचा मिलेगा यानी 
अतर में स्वरूप का दर्शन और थोड़ा बहुत शब्द का 
रस हासिल होगा और आइदा यह कार्रवाई बढ़ती 
जावेगी कि जिसके सबब से जनम मरन और देह धर 
कर दुख सुख भोगने का चक्कर मिट जावेगा | । 


१० - जो सत सतगुरु का दर्शन यकायक न प्राप्त 
होवे तो मुनासिब है कि उनकी सगत मे जाकर शामिल 
होवे और प्रेमी जन से जो सत सतगुरु से उपदेश 
लेकर अभ्यास कर रहे हैं, प्रीत करे और उनके बचन 
और बानी को चित्त देकर सुने और पढ़े और विचारे 
और सुरत शाब्द मार्ग का उपदेश लेकर थोड़े बहुत 
शोक के साथ अभ्यास शुरू करे ।। 


११ - जो शौक सच्चा है तो सत सतगुरु भी ज़रूर 
दर्शन देंगे और अपनी दया का बल देकर प्रेमी अभ्यासी 
से मुनासिब और जरूरी करनी करावेंगे कि जिससे 
इसकी तरक्की आहिस्ते आहिस्ते होती जावेगी और प्रेम 
कुल मालिक राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु के 

चरनों में बढ़ता जावेगा ।। 


| ५५]... चोथा भा... [२७९ | भाग 


१२ - इस तरह शौकीन अभ्यासी संत सतगुरु का 
सतसंग और सेवा करके और उनकी मेहर और दया 
का बल लेकर आहिस्ते आहिस्ते अपना काज बनावेगा 
यानी एक दिन माया के घेर से निकल कर निज धाम 
में पहुँचेगा, तब उसको नर देही और सत सतगुरु की 
कदर मालूम होवेगी कि कैसे दुर्लभ पदार्थ हैं।। 

१३ - जो लोग कि सच्चे मालिक की भक्ति नहीं 
करते और सन्त सतगुरु के दर्शनों की या उनके 
सतसंग में मिलने की चाह नहीं रखते और नरकों और 
चौरासी के दुक्खों का खौफ दिल में नहीं लाते और 
सारी उम्र अपनी संसार के भोग बिलास और उन्ही के 
हासिल करने के निमित्त जतन करने में खर्च करते हैं, 
वे लोग असल में पशु समान हैं, सूरत में मनुष्य हुए तो 
क्या, उनको मालिक का दर्शन और उसके धाम में 
बासा नहीं मिल सकता है और उनका छुटकारा भी 
जनम मरन के चक्कर से नहीं हो सकता है।। 


१४ - इस वास्ते सब जीवों को मुनासिब है कि 
आसमानी और जमीनी रचना और कुदरत कुल मालिक 
की देख कर और अपने हाल और देह की कार्रवाई को 
विचार कर सच्चे मालिक और अपने स्वरूप का खोज 
करें और यह भेद और पता माक़ूल तौर पर और 
तसल्ली के लायक सिर्फ राधास्वामी मत में कि जिसको 
सन्त मत भी कहते हैं, मिल सकता है। और मत जो 
कि दुनिया में जारी हैं, उन में यह भेद और पता पूरा 
पूरा मौजूद नहीं है और न जुगल, घट में चलने और 
चढ़ने की, साफ तौर पर और आसान ततरकीब के साथ 

वर्णन की है।। 


| २८०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
प्रकार बावनवों 

प्रीत और शोक से कुल कार्रवाई दुनिया 
की होती है, मगर यहाँ का सब सामान 
नाशमान है, इस वास्ते वह प्रीत भी जाती 
रहती है, लेकिन जो कोई मालिक के चरनो 
मे प्रेम लावे, वह दिन दिन तरक्‍की पा कर 
एक दिन प्रेम भडार में पहुँचा देगा और 
आडइदा को जनम मरन ओर देहियों के बधन 
से छुटकारा कर देगा।। 

१ - जितने काम दुनिया के हैं, और भी जीवों का 
मेला, आपस मे, ब-सबब प्रीत और शौक के होता है 
और काम दुरुस्ती से अंजाम पाते हैं।। 


२ - जहाँ शौक और मुहब्बत नहीं है, वहाँ आपस 
में इत्तिफाक भी नहीं हे और न बिना शौक के किसी 
काम में कोई कदम रख सकता है।। 


३ - बहुत से काम औरत और मर्द मेहनत और 
मश्क करके इस किस्म के करते हैं कि जो मामूली 
आदमियों से किसी तरह नहीं बन सकते हैं और 
जिनको देख कर बहुत अचरज होता है और उन कामों 
के करने वालो की मश्क और मेहनत पर वाह वाह और 
तारीफ की जाती है।। 


४ - यह सब काम लोग धन और मान बड़ाई के 
शौक से बरसों मेहनत और मशक्कत करके सीखते हैं 
और बाजे कामो में जान जाने का खतरा भी रहता है, 


| ५२] चोथाभा [२८१ | भाग 


फिर भी उनको सीखते हैं और आप करके दिखलाते 
हैं।। 

५ - यह सब ताकत शौक की है कि मुशकिल और 
खतरनाक कामो को अंजाम देवे। दूसरे की ताकत नहीं 
है कि उस काम को दुरुस्ती से कर सके।। 

६ - इन सब कामो का फल और फायदा, मुवाफिक 
उन कामो के, नाशमान है और जो कोई अर्से लक वह 
काम कायम भी रहे और उनका फायदा भी जारी रहा, 
तो भी उस काम का करने वाला आप नही ठहर सकता 
और बाद मरने के उसको कुछ हिस्सा उस फायदे का 
नहीं पहुँच सकला । | 


७ - लेकिन जो कोई जिस कदर मेहनत और 
मशक्कत दुनिया के भारी कामों में करते है, उसका 
दसवाँ हिस्सा भी सच्चे परमार्थ के कामों में करे तो 
उसको बहुत भारी फायदा अपने सच्चे मालिक 
राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु की प्रसन्नता का 
हासिल हो सकता है कि जिससे उसको गहरा आनद 
अंतर में प्राप्त होवेगा और वह आनद और उसके साथ 
प्रेम मालिक के चरनों मे दिन दिन बढ़ता जावेगा और 
एक दिन निज धाम में जो महा आनद और महा प्रेम 
का भडार है, पहुँचा देगा ।। 


८ - यह मेहनत जब बन पड़ेगी कि जब कुल 
मालिक और उसके धाम की महिमा सुन कर शौक 
दर्शनों का पैदा होगा और यह महिमा और भेद धाम 
का, संतों के सलसग में मालूम होवेगा | | 


९ - जो कि परमार्थी कार्रवाई का फायदा बहुत 
भारी है और वह कार्रवाई सिर्फ नर देही में बन सकती | 


| २८२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


है, इस वास्ते कुल जीवों को मुनासिब है कि अपने 
जीव के कल्यान के वास्ते, और भी वासते प्राप्ति दर्शन 
कुल मालिक और बड़ाई परमार्थ के, पहिले खोज सत 
सतगुरु और उनकी संगत का लगा कर जेसे बने तैसे 
सतसग मे शामिल होवें और बचन सुन कर और 
दुनिया और अपनी देह की हालत विचार कर थोड़ा 
बहुत प्रेम मालिक के दर्शनो का दिल में पैदा करें।। 

१० - ससारी प्रीत दुनिया के बड़े आदमियो मे बहुत 
जल्द लग जाती है, लेकिन उसका फायदा बहुत कम 
है यानी सिर्फ मन को एक किस्म का मान इस बात का 
कि हमारी बहुत से बड़े आदमियो से मुलाकात है, प्राप्त 
होता है। लेकिन सत सतगुरु से बढ़ कर दुनिया में 
कोई नहीं यानी राजा और महाराजा भी उनके सेवक 
और दास है और कुल देवता और मनुष्य बल्कि ईश्वर 
और परमेश्वर उन की दया के याचक और मॅँगता हैं 
और वे ऐन कुल मालिक का स्वरूप या उसके निज 
पुत्र या निज मुसाहब हैं, फिर जो उनके चरनों में किसी 
जीव को भाव और प्यार आजावे तो किस कदर 
बड़भागी उसको समझना चाहिये कि उनकी दया के 
वसीले से वह एक दिन कुल मालिक के धाम मे पहुँच 
कर उसका दर्शन हासिल कर सकता है और माया 
और मन और काल और कर्म के घेर से न्यारा होकर 
अमर लोक मे जो परम आनद का भडार है, बासा पा 
सकता है।। 

११ - बड़े अफसोस का मुकाम है कि दुनिया के 
तुच्छ और नाशमान फायदे या मान बड़ाई के वास्ते 
जीव सख्त मेहनत और तकलीफ उठावे और खतरनाक 
सग इस्तियार करें और परमार्थी बे-अदाजे खुशी और 


| ५३] चोथाभाा [२८३ | भाग 


आनद के हासिल करने के लिये और सब से भारी 
दुक्ख जनम मरन के दूर करने के वास्ते थोड़ी सी 
मेहनत और हाजिरी सत सतगुरु के सतसंग मे करना 
नहीं चाहते और बा-वजूदे कि सब जीव देह धर के और 
अनेक तरह के बन्धनो मे अपने मन को बाँध कर दुख 
सुख भोग रहे हैं और जनम मरन का अत्यंत दुख और 
क्लेश सहते हैं, फिर भी कोई इस बात का खोज नही 
करता कि इस क्लेश और बारम्बार देह धरने से कैसे 
बचाव हो और अमर सुख का स्थान कैसे मिले।। 


१२ - यह बात सही है कि जीवों को कोई सच्चा 
और पूरा हितकारी और समझाने वाला नहीं मिलता है 
और जो कोई परमार्थी लिबास में (जो गुरुवाई का 
दावा कर रहे हैं) मिलते भी हैं सो वह स्वार्थी यानी 
धन और मान के ख्वास्तगार नज़र आते हैं और सच्चे 
परमार्थ से महज़ बे-खबर और नादान मालूम होते हैं। 
हर जगह ऐसे लोगो का इुजूम है ओर यह ससारी जीवों 
को खूब भरमाते हैं और जिस कदर बन सके, उनसे 
धन खेचते हैं और असली परमार्थ का भेद एक किनके 
के मुवाफिक भी नही दे सकते हैं।। 

१३ - जब और जहाँ सत सतगुरु या साध गुरु 
प्रकट होते हैं, उनकी शोहरत भी बहुत दूर तक फैलती 
है और अधिकारी जीव बराबर चरनों में चले आते हैं 
और उपदेश लेकर अभ्यास में लग जाते हैं लेकिन आम 
तौर पर दुनिया के जीव कमोबेश उनके निंदक हो जाते 
हैं और उनके दर्शन और सतसंग से दूर भागते हैं। 
इसका सबब सिवाय उन जीवों की भारी अभागता के 
और क्या कहा जावे।। 


| २८८]  प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


१४ - असल मे जीव परमार्थ की तरफ से बे-परवाह 
मालूम होते हैं और हरचद कुदरत और रचना कुल 
मालिक की जमीन और आसमान पर रग-ब-रग देखते 
है, फिर भी खोज इस बात का कि वह कुल मालिक 
कैसा है और कहाँ है, किसी के दिल में पैदा नहीं होता 
और न उससे मिलने की कोई चाह उठाता है।। 

१५ - दुनिया के भोग बिलास जो कि लुच्छ और 
नाशामान हैं, इस कदर जीवो के मन को अपनी तरफ 
खैंच रहे हैं कि उनसे छूटना निहायत मुशकिल हो गया 
है और ब-सबब कसरत धोखेबाजो और ठगई करने 
वालों के जीवों के मन मे अनेक तरह के शक और 
सन्देह पैदा हो गये हैं कि जिसके सबब से वे सन्तों के 
बचन की प्रतीत नही करते बल्कि उनके सन्मुख जाने 
में डरते हैं कि कही ऐसा न होवे कि दुनिया से रिश्ता 
मुहब्बत का और उस का संग ढीला हो जावे या छूट 
जावे । यह समझ निहायत नादानी की है और विद्या 
और बुद्धिमान लोगों के वास्ते निहायत शर्म की बात है 
और भारी दाग मूर्खता और दुनिया के मोह का उनकी 
अक्ल और दानाई (समझ बूझ) पर लगाती है।। 

१६ - दुनिया मे बहुत से काम और रोज़गार, जेसे 
सिपाहीगरी का, ऐसे हैं कि जिन में सरीह खतरा जान 
जाने का रहता हे और अक्सरों की जान जाती रहती 
है, फिर भी लोग उन कामों को ब-दस्तूर करते है और 
अपनी जान के नुकसान का खौफ नही लाते है, बल्कि 
जब भारी लडाई का मौका होता है तो अपने आप 
दरख्वास्त करके नामवरी और तरक्की के लालच से 
लडाई पर जाते हैं और जान जाने का और अपने 


| ५२३] चोथाभा [२८५ | भाग 


कुटुम्ब परिवार के छोड़ने का जरा भी सोच और ख्याल 
नहीं करते।। 


१७ - फिर बड़े अचरज की बात है कि बा-वजूदे कि 
सन्त घर बार और रोज़गार किसी का नहीं छुड़वाते 
और लोगों को ग्रहस्थ में रह कर अभ्यास करने की 
जुगत बताते हैं, फिर भी लोग खौफ कम हो जाने 
मुहब्बत दुनिया और कुटुम्ब परिवार वगैरा का, मन में 
लाकर, और भी परशादी लेने से घबरा कर, सतसंग से 
दूर रहते हैं और अपने जीव के कल्यान के वास्ते उस 
में शामिल होना नहीं चाहते।। 


१८ - इससे जाहिर है कि आम तौर पर जीवों को 
शौक परमार्थ का और फिक्र अपने जीव के कल्यान का 
और खौफ मौत और दुक्खों का बहुत कम है और सन्त 


और महात्मा और हर एक मत के आचार्य के बचनो का 
पूरा पूरा यकीन नहीं है। जो कोई मतलब दुनिया का 
पेश होवे या कोई उम्मेद फायदे की मालूम पड़े या 
खौफ किसी किस्म के नुकसान का पैदा होवे तो कुछ 
कार्रवाई परमार्थ की जाहिरी तौर पर करते हैं और 
सिर्फ इस मतलब से कि कुल मालिक प्रसन्न होवे और 
अपने धाम में बासा देवे और जीव जनम मरन के 
चक्कर से छूट जावे, बहुत कम शख्स परमाथी कार्रवाई 
करने को तैयार होते हैं, खास कर मुताबिक सन्त मत 
के अभ्यास करना जिस में प्रेम मालिक के चरनो में 
पैदा करना और तन, मन और इन्द्रियों को रोकना और 
ठहराना पडता है, कोई नहीं पसन्द करता है।। 


१९ - सल मत में परशादी की भारी कदर और 
महिमा है और जब लक कि कोई प्रेम के साथ उस को 


| २८६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


न मागो, तब तक किसी को दी नहीं जाती है और यह 
चाल कुछ नई नही है। सब मतों मे और मदिरों में 
प्रसाद तकसीम होता है और लोग उसकी बड़ी महिमा 
समझ कर और तबर्रुक जान कर शौक के साथ लेते 
हैं। जो कोई कि परशादी से नफरत करता है, उसको 
गौर करना चाहिये कि वह जानवरों की परशादी अक्सर 
खाता है, जैसे चिड़िया और चूहा और बिल्ली और 
मकरी और चींटी वगेरा की जो अक्सर खाने पीने की 
चीजों को जूठा कर जाते हैं और बहुत से तमाशबीन 
वेश्याओं के साथ जिनकी कौम का कुछ ठिकाना नहीं 
है, खाते पीते हैं और उनका मुख चूमते हैं। इन लोगों 
की जात पाँत का कुछ ठिकाना नही और वृथा अहंकार 
अपनी जात और मान बड़ाई का संतों के मुकाबले में 
जहाँ इन को हर तरह से दीनता करनी मुनासिब है, 
करते हैं और उनकी दया से जो जीव की कल्यान-कर्त्ता 
है, महरूम रहते हैं ।। 

२० - मुनासिब तो यह है कि सतो की महिमा सुन 
कर और समझ कर जरूर उनके चरनो मे जाकर शोक 
के साथ सतसग और सेवा और प्रेम करें और अपने 
जीव को चौरासी के चक्कर से बचावे, नहीं तो अपनी 
गाफलत और बे-परवाही का नतीजा भोगना पड़ेगा यानी 
चौरासी के चक्कर में भरमते ओर बार बार देह धर कर 
दुख सुख सहते रहेंगे और सच्चा उद्धार उनका जब 
तक सत सरन में आकर सच्ची दीनता और प्रीत और 
सुरत शाब्द मार्ग का अभ्यास थोड़े बहुत शौक के साथ 
नही करेंगे, हरगिज़ नहीं होगा।। 


| ५३ | चोथाभाग [२८७ | भाग 
प्रकार तिरेपनवो 

दुनिया में बहुत से लोग जवाॉमदी और 
बहादुरी का काम वास्ते प्राप्ति धन और नामवरी 
के करते हैं, बल्कि जान तक दे देते हैं, पर 
उसका फायदा चद रोज़ का है। लेकिन जो 
कोई मन और माया और काल और कर्म से 
लडे, उसको सच्चे मालिक का धाम और 
चरनो में बासा मिल सकता है कि जहाँ अमर 
और परम आनद प्राप्त होगा और जनम मरन 
का दुख और किसी किस्म का कष्ट और 
क्लेश नहीं है।। 

१ - दुनिया में बहुत से लोग वास्ते प्राप्ति धन और 
नामवरी और तरक्की ओहदे वगैरा के बहुत से काम 
बहादुरी और जान जोखों के करते हैं और सर्त मौकों 
पर और दूर देश में जाकर लड़ाई में शामिल होते हैं 
और रूँवार जानवरों से शिकार के वक्त लड़ते हैं या 
वास्ते प्राप्ति धन और शोहरत अपनी ताकत और 
बहादुरी के, उनको मारते हैं।। 


२ - सत कहते हैं कि यह लडाई हरचद कठिन 
और जान जोखों की है, पर किसी कदर आसान है। 
लेकिन जो कोई मन और माया से लडे और इन दोनो 
को अपने काबू मे लावे, वही सच्चा और पूरा सूरमा है 
और वही सत सतगुरु और मालिक के दरबार मे आदर 

और बड़ा दरजा पावेगा || 


| २८८]  प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


३ - आदमियो और जानवरों से हथियार के साथ 
लडाई में एक बार और एक वक्त की तकलीफ होती 
है, लेकिन मन और माया के साथ लडाई मे दम दम 
की मौत और तकलीफ है। जो कोई इसको कुल 
मालिक राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु की दया 
का बल लेकर झेले और मैदान से कदम न हटावे और 
भक्ति दिन दिन बढ़ावे, वही सच्चा बहादुर है और वही 
काल और कर्म को जीतेगा और वही एक दिन कुल 
मालिक के दरबार में दखल पावेगा।। 


४ - हर किसी की ताकत और हिम्मत नहीं है कि 
मन और माया का मुकाबला करे क्योंकि जब तक 
उसके दिल मे ससार के भोग बिलास की बासना धरी 
हुई है और अनेक तरह की चाहें उसके पूरा करने के 


निमित्त उठती रहती हैं और वह उनके मुवाफिक थोड़ा 
बहुत जतन करता रहता है तो वह मन और माया का 
कर्जदार है और जब तक कि कर्ज अदा नहीं करेगा, 
तब तक उनके इलाके से बाहर नही जा सकता है ओर 
न किसी तरह से उनका मुकाबला कर सकता है और 
ऐसा शख्स सतों के सलसग मे नही ठहर सकता और 
न उनकी जुगल की कमाई उससे बन सकती है।। 

५ - जिस किसी के दिल मे ससार का हाल और 
उसकी नाशमानता देख कर थोड़ा बहुत बैराग दुनिया 
की तरफ से पैदा हुआ है और कुल मालिक का खोज 
कि वह कहाँ है ओर केसे मिले, मजूर है तो ऐसा शख्स 
संतों के सतसंग का अधिकारी है और संत सतगुरु 
अपनी दया से उसका संजोग अपने चरनों में आप 
लगावेगे। | 


| ५३ ] चोथाभा [२८९ | भाग 


६ - ऐसा शख्स सलसग में शामिल होकर दुनिया 
के भोगो की नाशमानता और तुच्छता का हाल सतो के 
मुख से सुन कर उनसे नफरत करेगा और कुल 
मालिक राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु और उनके 
प्रेमी जन की महिमा सुन कर उन में प्रीत और भाव 
लावेगा और उमंग के साथ मन और माया को अपनी 
परमार्थी कार्रवाई में विघ्न कारक समझ कर उनसे 
मुकाबला और लड़ाई करने को तैयार होगा।। 


७ - जो ख्वाहिश या तरंग वारले प्राप्ति ज़रूरी 
सामान के ब-नज़र अपने और अपने कुटुबियों के गुजारे 
के औसत दरजे के मुवाफिक मौज से पैदा होवे वह 
मुबाह है। लेकिन फिज़ूल तरंगे और फिजूल ख्वाहिशों 
वास्ते प्राप्ति भोग बिलास और दुनिया की मान बड़ाई 
के परमाथी जीव को उठाना मने हैं क्योंकि इस मे मन 
और माया ताकत पाते हैं। । 


८ - जो कोई मन और माया को जीतने का इरादा 
करके और सत सतगुरु का बल लेकर लड़ाई शुरू 
करेगा, वही आहिस्ते आहिस्ते उन पर फतह पावेगा। 
यह लडाई बड़ी भारी और सख्त है और बगेर मदद 
और दया और मेहर सत सतगुरु के कोई मन और 
माया का मुकाबला नही कर सकला ।। 


९ - मुकाबला करने वाले अभ्यासी को लाज़िम 
होगा कि अपने मन की चौकीदारी रक्खे और उसकी 
चाल ढाल को सत सतगुरु के बचन के मुवाफिक 
दुरुस्त करे यानी जब जब मन और माया के गालबे के 
वक्त कोई तरंगें फिजूल या ना-मुनासिब दिल में पैदा 

होवे तो उनको फौरन कुल मालिक राधास्वामी दयाल 


| २९०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 

और सत सतगुरु की दया के बल से काटे और 
हटावे। | 

१० - यह बात सच्चे परमार्थ की कार्रवाई मे बहुत 
जरूर दरकार है क्योंकि जो इस तरह पर मन की 
गढ़त न की जावेगी तो वह हमेशा निज मन और माया 
का, और भी उनके रचे हुए पदार्थ यानी भोग बिलास 
का, गुलाम बना रहेगा और बजाय उनसे लड़ाई लेने 
के उलटी उनकी ताबेदारी करेगा ।। 


११ - जिस किसी को संत सतगुरु सच्चा प्रेमी और 
खोजी देखते है, उसको चरनों में लगा कर और 
सतस के बचन सुना कर दिन दिन ताकत और मदद 
देते हैं और अनेक तरह की जुगतें समझा कर मन और 
माया से लड़वाते हैं। । 


१२ - यह लडाई वर्षों बल्कि जनम भर जारी रहती 
है। तब कुछ मन ढीला और कमज़ोर होकर किसी 
कदर बस में आता है और प्रेमी की ख्वाहिश के 
मुवाफिक काम करता है यानी अपनी ससारी चाल और 
आदत छोडता जाता है और परमाथी रहनी और बर्ताव 
इख्तियार करता जाता है।। 


१३ - ऐसे प्रेमी और ददी अभ्यासी को गुरुमुख 
कहते हैं यानी उसके मन में सिवाय मालिक की 
प्रसन्नता और उसके दर्शन हासिल करने के और कोई 
चाह जबर नहीं रहती है और जिनको ससार और 
उसके भोग बिलास प्यारे लगते हैं और उन्हीं के 
हासिल करने के निमित्त जतन करते रहते हैं वे मनमुख 
कहलाते हैं यानी मन और इन्द्रियो के कहने में चलना 
उनकी आदत है और जो कोई उस में कुछ हर्ज डाले | 


| ५३ | चोथाभा [२९१ | भाग 


या परमार्थी समझोती सुनावे, वह उनको बैरी नज़र 
आता है। | 


१४ - गुरुमुख यानी सच्चे प्रेमी जन सच्चे मालिक 
के प्यारे हैं। उनको मालिक सच्ची और भारी बड़ाई 
देता है और एक दिन अपने महल में विश्राम देकर 
हमेशा को सुखी कर देता है।। 

१५ - मनमुख जीव काल और माया के आधीन 
रहते हैं और उन्ही के देश में बारम्बार देह धर कर 
जैसा तैसा सुख दुनिया में पाते हैं और अपनी करनी 
अनुसार दुख भी भोगते है और जनम मरन के चक्कर 
से उनका बचाव नही हो सकता है।। 

१६ - इसी वास्ते सन्त सतगुरु दया कर के सब 
जीवों को समझाते हैं कि जो अमर आनन्द की प्राप्ति 
चाहो तो गुरुमुखता इख्तियार करो और मन और माया 
से चित्त मे विरोध रक्खो और यह काम सतस की 
मदद और सुरत शाब्द मार्ग के अभ्यास से बनना 
मुमकिन है। 


१७ - ऐसा सतसग और अभ्यास और मन और 
माया के आहिस्ते आहिस्ते, सन्त सतगुरु के बल से, 
जीतने की कार्रवाई राधास्वामी मत में जारी है। ऐसी 
आसान जुगती आज तक किसी मत और किसी वक्त 
में प्रकट नही हुई । वह कुल मालिक राधास्वामी दयाल 
ने जीवों को निहायत बलहीन और दुखी देख कर आप 
सल सतगुरु रूप धारन करके समझाई है । । 


१८ - जो कोई सच्चा प्रेमी और ददी हे और हिम्मत 
और इरादा पक्का, मन और माया के मारने का, रखता 


| २९२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


है, उस को चाहिये कि कुल मालिक राधास्वामी दयाल 
की सरन लेकर और राधास्वामी सगल में शामिल 
होकर उपदेश लेवे और अभ्यास शुरू करे तो वह एक 
दिन सन्त सतगुरु की दया के बल से इन दोनों पर 
फलह पावेगा और निर्मल और आजाद होकर माया के 
घेर के पार कुल मालिक के धाम में पहुँच कर बासा 
पावेगा और परम सुख और परम आनन्द को प्राप्त 
होगा। वहाँ किसी किस्म का कष्ट और क्लेश नहीं है। 
हमेशा निर्मल आनद ही आनद रहता है यानी वह स्थान 
महा आनन्द और महा प्रेम का भडार है और काल और 
कर्म का वहाँ मुतलक दखल नहीं है।। 


प्रकार चोवनवाोँ 


दुनिया के भारी काम और दुनियावी 
परमार्थ की कार्रवाई करके लोग चाहते हैं कि 
वह सब पर प्रकट होवे ताकि लोग उनकी 
और उन कामों की महिमा करें। लेकिन 
राधास्वामी मत के सतसंगी जो कुछ सेवा 
और काम भक्ति के जाहिर मे और भजन और 
ध्यान अन्तर में करते हैं, वे उन को गुप्त 
रखना चाहते हैं और प्रकट करने में डरते हैं 
कि उनका अकाज न हो जावे और सच्चे 
परमार्थ की कार्रवाई का गुप्त रहना ही मुनासिब 
है।। 


| ५४]... _ चोथा भा... [२९३ | भाग 


१ - दुनिया में ऐसा दस्तूर हो रहा है कि जो जीव 
कोई भारी काम दुनिया का करते हैं या कोई नई बात 
प्रकट करते हैं तो वह उसको भारी शोहरत देते हैं और 
इसमें दो मतलब हैं, एक तो यह कि उनकी और उस 
काम की सब कोई महिमा करें और दूसरी यह कि जो 
वह काम मुफीद-आम है, तो सब कोई उससे फायदा 
उठावे। | 


२ - इसी तरह जो काम परमार्थ और पर-उपकार 
के करते हैं, उनको भी खूब मशहूर करते हैं ताकि 
उनकी और उन कामों की महिमा हर कोई करे ।। 

३ - शोहरत देने मे इस कदर फायदा है कि अजान 
जीवों को नई बात और नये कामों की खबर पड़ती है 
और उनका फायदा देख कर, और लोग भी वैसी ही 
कार्रवाई करने को तैयार होते है और अपनी नामवरी 
और दूसरों के फायदे की नज़र से अच्छे कामों में 
मेहनत और कोशिश करते हैं । | 

४ - लेकिन यह सब काम जाहिरी हैं और जो कुछ 
कि फायदा जीवो को इन से हासिल होता है, वह भी 
जाहिरी है, चाहे वह इलमी और अक्ली होवे या व्यवहारी 
या बाहरमुख परमार्थी होवे। | 


५ - जो कि बाहरमुख परमार्थी काम पिछले वक्त 
मे महात्माओं ने जारी किये, वे ब-तौर सजम के थे और 
उनमें कुछ मतलब सफाई का था सो ब-सबब प्रकट 
कर देने उनके, अवाम को, वह फायदा जाता रहा और 
उन कामों के करने वाले अपनी वाह वाह और महिमा 
सुन कर अहकारी हो गये और रफ्ते रफ्ते मूर्ख और 
नादान रह गये और उन कामों में सिर्फ धन और मान | 


| २९४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


बडाई के हासिल करने का मतलब रह गया और 
परमार्थ जाता रहा।। 

६ - यह बड़ा भारी नुकसान जीवों का हुआ कि 
मिस्ल दुनिया के कामों के परमार्थी कामों में भी चाह 
धन और मान बडाई की हर एक के मन मे धस बैठी 
और गालिब हो गई और परमार्थ से खाली रह गये।। 

७ - मालूम होवे कि सच्चे परमार्थ की कार्रवाई 
दुनिया की कार्रवाई से उलटी है यानी उस मे जब चाह 
शोहरत और मान बडाई की पैदा होगी, तब ही उस का 
फायदा जाता रहेगा और धन का लोभ मन में धेस 
बैठेगा और अनेक तरह की खराबी पैदा करेगा यानी 
भोगों की तरफ झोका देकर सुरत और मन को ससार 
मे फॅसावेगा | | 


८ - इस वास्ते सतो ने फरमाया है कि असली 
परमार्थ उसका नाम है कि जिस में जीव मालिक से 
मालिक को ही चाहे और दूसरी चाह किसी किस्म की, 
चाहे परमार्थी होवे या संसारी, पेश न करे।। 


९ - जो कि मन का खमीर यानी मसाला माया के 
मसाले से मेल रखता है और इसी सबब से उसका 
झुकाव इन्द्रियों के भोगों की तरफ ज़बर रहता है, इस 
वास्ते पहिले ऐसी कार्रवाई करनी चाहिये कि जिसमें 
मन ससारी खुशी या बड़ाई या फायदा समझ कर या 
उसकी आसा बाँध कर फूलने न पावे।। 


१० - बल्कि मुनासिब यह है कि परमाथी कार्रवाई 
इस किस्म की या इस तौर से की जावे कि जिसमे मन 
सुस्त और डरा हुआ और शरमिन्दा और बुझा हुआ 


| ५४] चोथाभा [२९५ | भाग 

और भिंचा हुआ रहा आवे तो उससे अतरी अभ्यास 
परमार्थ का दुरुस्त बनेगा और अतरी फायदा सफाई 
और चढ़ाई और सिमटाव वगेरा का ज्यादा हासिल 
होगा। | 

११ - हरचद मन का हाल मुलाहजा करके और 
महात्माओं ने भी यही बाल कही है, पर जीवों ने उसको 
न माना और इस सबब से नुकसान में रहे और बजाय 
हासिल करने सफाई और चढ़ाई के, मलीनता बढ़ाई 
और नीचे की तरफ को झोका खाया ।। 


१२ - इसमें कुछ शक नहीं कि जीव बहुत निबल 
है और मन और इच्द्रियाँ उस पर गालिब और जबर 
रहती है। इस सबब से बारम्बार संसार और उसके 
भोगों की तरफ झोका खाता है और जब तक कि संत 
सतगुरु का हाथ उसके सिर पर न होवे यानी वे इसकी 
निगरानी और खबरगीरी न करें, तब तक यह अपने 
आप से कभी बच नहीं सकता और न संसार रूपी 
सागर से इसका उबार मुमकिन है। । 

१३ - जिस किसी मत मे जब तक कि पूरे गुरु 
यानी साध प्रकट होते रहे और जीव उनकी तरफ रूजू 
लाते रहे, तब तक परमार्थी चाल और व्यवहार जिस 
दरजे का कि था, दुरुस्त जारी रहा और जब वे गुप्त 
हो गये और विद्यावान और बुद्धिवानो का दौर आया, 
तब कहने और समझने के वास्ते तो बाते बहुत दुरुस्त 
और मज़बूत रही, लेकिन ब-सबब न होने अमल यानी 
अभ्यास के, उनकी कार्रवाई जारी न हुई और मन और 
इन्द्रियो और उनके भोग सब पर गालिब रहे, बल्कि 

खुद विद्यावान और बुद्धिवान उनके जोर से न बच सके 


| २९६] प्रेमपत्रराधास्वामी [ बचन | पत्र राधास्वामी 
क्योंकि वे बे-अमल थे और अभ्यास के तरीके से 
ना-वाकिफ और बे-खबर | | 

१४ - संत अथवा राधास्वामी मत में ऐसी दया 
खास कुल मालिक राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु 
की है कि जो जीव सच्चे मन से उन की सरन में आया 
है और जिसको उन्होंने अपनाया है, उसकी सम्हाल 
और रक्षा सब तरह से वे आप फरमाते हैं और सुरत 
शब्द मार्ग का अभ्यास करा के उसके मन और सुरत 
को समेटते और चढ़ाते जाते है और माया और उसके 
भोगों से उसको रास्ते में बचाते जाते हैं।। 

१५ - सन्तो ने अपनी मौज से अनेक तरकीब जारी 
फरमाई हैं कि जिससे उनके सेवक मन और माया ओर 
दुनिया और उसके भोगों के विघ्नों से जहाँ तक 
मुनासिब है, बचे रहे।। 

१६ - जब सन्त सतगुरु सलसग जारी फरमाते हैं 
तो उस वक्त सब इष्टो का खंडन करके यानी उन को 
ओछा दिखा कर एक कुल मालिक राधास्वामी दयाल 
का इष्ट और निश्चय बँधवाते हैं और सब जुक्तियों और 
जोग अभ्यास वगेरा को खंडन कर के एक सुरत शब्द 
योग को मंडन करके उसका उपदेश जीवों को देते हैं 
और फरमाते हैं कि कुल मालिक के चरन मे सब इष्ट 
आगये और इसी तरह सुरत शाब्द मार्ग के अभ्यास में 
सब अभ्यास और जुक्तियों का फायदा और असर 
हासिल होता है।। 


१७ - इन बचनों को सुन कर संसारी और नादान 
जीव, और भी विद्यावान और बुद्धिवान, बे समझे बूझे 
निंदा करते हैं और राधास्वामी मत के सतसंगियों को 


| ९४] चोथाभाा [२९७ | भाग 


मूर्ख और नादान देखते हैं और उन पर तान मारते हैं 
और हँसी उड़ाते हैं। इस सबब से सतसगी और 
सतसगिन हमेशा दुनिया के लोगों से जो कि निदा 
करते है, डरते रहते हैं और उनको विघ्न रूप समझ के 
उनसे मेल मिलाप करना या रखना नहीं पसंद करते 
और न अपनी भक्ति और अभ्यास की करतूत को उन 
पर जाहिर करना चाहते है क्योंकि जिस कदर कि 
सतसंगियों के प्रेम और भक्ति और अभ्यास में तवज्जह 
का हाल सुनते है, उसी कदर विरोध चित्त में बढ़ाते हैं 
और उस कार्रवाई मे विघ्न और हर्ज डालना चाहते 
हैं।। 


१८ - सन्तो का शब्द मार्ग ऐसा भारी और अमोल 
है कि कोई उसकी महिमा नहीं कर सकता और जिस 


किसी से उसका अभ्यास थोड़ा बहुत विरह और प्रेम के 
साथ बन आवे, उसकी बड़ भागता की भी महिमा कहने 
में नहीं आ सकती। फिर जो सन्त मौज से निंदक न 
पैदा करते तो उन के सतसंगियों का मन अपने मत की 
महिमा सुन कर बहुत फूलता और बढ़ता और अभ्यास 
में भारी खलल डालता। इस विघ्न से सहज में सन्तों 
ने बचाया बल्कि बजाय फूलने और ख़ुश होने के 
निदको के उलटे सीधे बचन सुन कर अपने मन में 
भिचते ओर मुरझाते है और परमार्थ मे मन का सिमटाव 
और दुनिया की तरफ से हटाव, वास्ते दुरुस्ती अभ्यास 
ध्यान और भजन के, बहुत जरूर है।। 

१९ - इसी तरह अतर में सच्ची दीनता और 
बे-कली और तड़प पैदा करने और विरह को जगाये 
रखने के वास्ते भजन और ध्यान का रस और आनन्द 


| २९८ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


बराबर नहीं देते हैं और जो कि सिद्धान्त पद उनका 
यानी कुल मालिक राधास्वामी दयाल का धाम ऊचे से 
ऊँचा और बहुत दूर दराज़ है, इस सबब से अभ्यासी 
अपने लई कितने ही अर्स तक ओछी हालत में देख कर 
अपने मन मे शरमिदा और उदास रहता है और वास्ते 
तरक्की के पुकार और प्रार्थना करता रहता है और 
अपने आप को दीन अधीन और ओछा और नीच 
देखता रहता है कि जिसके सबब से उसकी सफाई 
और चढ़ाई अतर मे गुप्त ओर जल्द होती रहती है और 
शौक बढ़ता रहता है ।। 


२० - यह फायदे सतसंगी को सन्त सतगुरु और 
कुल मालिक राधास्वामी की दया से सच्चे तौर पर 
सहज में और बगेर अपनी खास मेहनत और कोशिश 
के हासिल होते हैं। जो कोई चाहे कि पोथियाँ पढ़ कर 
और भेद और हाल सुन कर और समझ कर ऐसी 
हालत मन की यानी दीनता और सिमटाव और 
उदासीनता वगैरा पैदा करे तो किसी तरह मुमकिन 
नहीं। चाहे पोथी पढ़ने के वक्त थोड़ी देर को कुछ 
हालत बदल जावे, मगर वह कायम नही रह सकती 
बल्कि उल्टे अहंकार और मान पैदा होकर भक्ति और 
अभ्यास में खलल डालेंगे | | 


२१ - इस वास्ते कुल जीवो को जो सच्चा परमार्थ 
कमाया चाहते हैं, मुनासिब और लाजिम है कि जो कुछ 
कार्रवाई करे सन्त सतगुरु के सतसग मे शामिल होकर 
और उनसे उपदेश लेकर करें तो उनके सिर पर दया 
और रक्षा का हाथ रहा आवेगा और उनकी सम्हाल हर 


| ९४] चोथाभाग [२९९ | भाग 


तरह से जारी रहेगी और अभ्यास में गुप्त तरक्की होती 
जावेगी | | 


२२ - जो लोग संत सतगुरु का उपदेश और 
उनकी सरन नही लेवेगे और ओछे और झूठे गुरुओं से 
मिल कर या पोथियाँ पढ़ कर अपने तौर पर कार्रवाई 
परमार्थ की करेंगे तो माया और काल अनेक तरह के 
विघ्न कि जिनकी इन लोगों को खबर भी न होगी, 
डाल कर उनसे अभ्यास छुड़वा देंगे या किसी किस्म के 
सिफली यानी नीचे के दरजे के अभ्यास मे लगा कर 
और थोड़ा रस देकर अहकारी और मानी बना देंगे कि 
जिससे आइदे की तरक्की और अभ्यास और रास्ते का 
चलना बद हो जावेगा।। 


२३ - इस वास्ते परमाथी जीवो को मुनासिब है कि 


जब वे अंतरमुखी अभ्यास अपने घट मे शुरू करे तो पूरे 
गुरु या पूरे गुरु के प्रेमी अभ्यासी सतसंगी से उपदेशा 
लेकर कार्रवाई जारी करे और कुल मालिक राधास्वामी 
दयाल और सत सतगुरु की सरन अपने हिरदे मे धारन 
करें और सिवाय सुरत शब्द मार्ग के दूसरा अभ्यास न 
करें तो राधास्वामी दयाल की दया से उनका अभ्यास 
निर्विघ्न जारी हो जावेगा और सम्हाल और रक्षा रहेगी 
और मौज से सत सतगुरु का दर्शन हो जावेगा और 
कुल मालिक राधास्वामी दयाल का अतर में कुछ 
जलवा नज़र आवेगा कि जिस के सबब से अभ्यासी को 
मदद और ताकत मिलेगी और अभ्यास बिला नागा 
थोड़ा बहुत दुरुस्ती के साथ बनता जावेगा और रफ्ते 
रफ़्ते एक दिन पूरा काम बन जावेगा ।। 


नै नै न न सेंड 


| ३००] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
प्रकार पचपनवो 

दुनिया में जीव अनेक तरह के खौफ 
मान रहे हैं और अनेक तरह के शौक कर रहे 
है, लेकिन जिस के मन में सच्चे मालिक का 
खौफ और दर्शनों का शौक पैदा हुआ, वही 
सतगुरु से मिल कर एक दिन कुल मालिक 
के धाम में बासा पावेगा। बगैर सलगुरु के 
कोई माया के जाल से नहीं निकल सकता 
है। । 

१ - दुनिया मे जीव इन बातों का बहुत खोफ मानते 
हैं :- (१) - नुकसान जान (२) - नुकसान तन्दुरुस्ती 
(३) - नुकसान धन और माल (४) - नुकसान इज्जत 
व आबरू (५) - नुकसान औलाद और कुटुम्ब परिवार, 
और बहुत सी पूजाएँ और खैरात और झगड़े बखेड़े 
इन्हीं खौफों के सबब से करते हैं।। 

२ - सिवाय इन खौफो के कुटुम्ब और बिरादरी 
और हाकिम का भी खौफ मानते हैं और उसके सबब 
से बहुत से बुरे और ना-मुनासिब कामों से बचते हैं।। 

३ - बाजो के मन मे खौफ मौल और नरको का भी 
थोड़ा बहुत असर करता है और उसके सबब से वे 
थोड़ी बहुत करनी परमार्थ की, वास्ते प्राप्ति स्वर्ग या 


बहिश्त के, जैसा कि उनकी बिरादरी या कौम या देश 
मे जारी है, करते हैं।। 


| ५५] चोथाभा [३० | भाग 


४ - इसी तरह लोगों के दिल में शौक भी अनेक 
तरह के पैदा होते हैं, जेसे हासिल करने कोई विद्या या 
हुनर या धन माल या औलाद या इज्जत व नामवरी 
और भोग बिलास का या देखने सैर व तमाशा या 
दरियाफ्त करने कैफियत और हकीकत किसी किस्म 
की रचना का, आसमानी होवे या जमीनी, किसी खास 
देश या खान में या तहकीक करना हाल मुलको, 
समुद्ग, दरियाओ, झीलों और पहाड़ों का, वगेरा वगेरा। | 

५ - किसी किसी को शोक परमार्थ का जेसा कुछ 
कि अपने कौम और देश में जारी है और जीवो के 
पर-उपकार और सुख पहुँचाने का अनेक रीति से और 
अनेक कामो मे और करने दर्शन किसी देवता या 
ईश्वर का, रहता है और उसकी तवज्जह अक्सर सोच 
और विचार और करने परमार्थी और पर-उपकार के 
कामों में लगी रहती है।। 


६ - यह सब खौफ और शौक दुनियावी हैं या 
दुनियावी परमार्थ से कुछ ताल्लुक रखते है और इनका 
फल दुनिया में आराम और बाद मरने के भी, कुछ सुख 
की प्राप्ति का, स्वर्ग वगैरा में, है। पर जनम मरन की 
फाँसी या देह धर कर दुख सुख का भोग दूर नहीं 


होता । | 


७ - बड़ भागी और सब में उत्तम वह जीव हैं कि 
जिनके हिरदे में सच्चा शोक सच्चे मालिक से मिलने 
और उसके धाम में जो कि महा आनद और प्रेम का 
भडार है, बासा पाने का पैदा होवे और सच्चा खौफ देह 
के साथ बधन और दुख सुख भोगने और बारम्बार 


| ३०२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
जनम धारन करने और मरने का मन में प्रकट हुआ 


है।। 


८ - और जो कि सच्चे मालिक का पता और भेद 
संतों के पास है या उनके सच्चे प्रेमी अभ्यासी से मिल 
सकता है, इस वास्ते ऐसे जीवों को पहिले खोज और 
तलाश सत सतगुरु की या उनके प्रेमी सतसंगी और 
संगत की मुनासिब है।। 


९ - जब जीव संतों के सतसंग में जाकर महिमा 
कुल मालिक राधास्वामी दयाल और उनके निज धाम 
की सुनेगा और हाल नाशमानता और तुच्छ होने संसार 
और उसके सामान का मालूम करेगा तो ज़रूर उसके 
मन में थोड़ा बहुत शौक मालिक के दर्शनों का, और भी 
बैराग संसार के भोग बिलास की तरफ से, पैदा होगा 
और जब कैफियत सहज उपदेश और सहज जुगत 
यानी सुरत शब्द जोग की समझेगा, तब इरादा उसके 
अभ्यास का उमग के साथ करेगा और फिर सत्त पुरुष 
राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु की दया से कुछ 
रस अलर में पाकर मगन होवेगा और शोक भी बढ़ेगा ।। 


१० - बगैर सतसंग के किसी के मन से भरम दूर 
नहीं हो सकते और न तवज्जह और पकड़ उसकी 
कुटुम्ब परिवार और भोगों और पदार्थो में ढीली हो 
सकती है। इस वास्ते पहिले दरजे की सफाई हासिल 
करने के वास्ते और मन की तरगों और ख्वाहिशो को 
रोकने और घटाने के लिये होशियारी के साथ सत 
सतगुरु का सतसंग करना और बचनों को सुन कर 
विचारना और अपने फायदे के बचनो को ग्रहण करना 


| ५५] चोथाभा [३०३ | भाग 
और उनके मुवाफिक थोड़ी बहुत कार्रवाई शुरू करना, 
जरूर है।। 

११ - जब तक कोई ऊपर की लिखी हुई तरकीब 
से सतसंग नहीं करेगा और सच्चा शौक और इरादा 
हासिल करने सच्चे परमार्थ का उसके मन में पैदा न 
होगा, तब तक संतों के उपदेश का अभ्यास भी उससे 
दुरुस्ती के साथ नहीं बन पड़ेगा यानी सुमिरन और 
ध्यान और भजन में उसका चित्त जेसा चाहिये, नहीं 
लगेगा और रस भी नहीं आवेगा।। 


१२ - इस वास्ते जो कोई सच्चा परमार्थ हासिल 
किया चाहे, उसको सतो का सतसंग और अभ्यास 
सुरत शब्द मार्ग का थोड़ा बहुत शौक लेकर दुरुस्ती के 
साथ करना जरूर है। तब उसके मन की हालत 
बदलेगी और प्रेम का रग चढ़ना शुरू होगा ।। 


१३ - फिर उसके मन में सच्चा खोफ सच्चे मालिक 
और संत सतगुरु की अप्रसन्नता का पैदा होगा और 
दुनियावी खोफ जिनका जिक्र दफा पहिली व दूसरी व 
तीसरी में लिखा है, आहिस्ते आहिस्ते कम और दूर 
होते जावेंगे और सच्चे मालिक और सत सतगुरु के 
चरनों मे प्रील और प्रतीत बढ़ती जावेगी और उनकी 
मेहर और दया का भरोसा मज़बूत होला जावेगा ।। 


१४ - इसी तरह दुनिया के शौक और चाह मान 
बड़ाई और भोग विलास की, घटती जावेगी और जिन 
कामों में कि पहिले इस को रस मिलता था, वे सब 
रूखे और फीके मालूम होंगे यानी सब शौक और चाहें 
दुनिया की हट कर एक राधास्वामी दयाल के दर्शनों 


| ३०४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


का शौक और प्रेम मन मे बस जावेगा और दिन दिन 
बढ़ता जावेगा । | 


१५ - जिस कदर यह शौक बढ़ता जावेगा, उसी 
कदर रस और आनद अतरी ज्यादा मिलेगा यानी मन 
और सुरत ऊँचे देश की तरफ चढ़ कर और शब्द की 
अमी रूप धार से मिल कर निर्मल और मगन होते 
जावेगे | | 

१६ - दुनिया के जितने शौक हैं, उनमें सुरत और 
मन की तवज्जह बाहर भोगों की तरफ जाती है और 
उन भोगों का रस भी मलीन है और अतर में मलीनला 
और चचलता को बढ़ाता है और मन और सुरत को 
नीचे की तरफ झोके देता रहता हे कि जिसके सबब से 
उनका बासा नीचे के देश में रहता है और ऊँचे देश 
यानी सुरत के निज घर की तरफ से भूल और दूरी 
बढ़ती जाती है।। 

१७ - लेकिन जिस किसी को भागों से सन्तो का 
सग मिल जावे और उनके अभ्यास की कमाई मे लग 
जावे तो उसके सुरत और मन अपने घर की तरफ 
ऊँचे को आहिस्ते आहिस्ते चढ़ेगे और अमी धार में 
स्नान करके नित्त आनन्द को प्राप्त होवेंगे और ऊँचे 
देश से नई ताकत रूहानी जब जब भजन दुरुस्ती से 
बनेगा, हासिल करके मगन होवेंगे। | 


१८ - यह बाल बगेर संत सतगुरु की दया के और 
मोज कुल मालिक राधास्वामी दयाल के हासिल नही हो 
सकती और सन्त सलगुरु की दया लब हासिल होमी, 
जब कि जीव उनका सलसग चेत कर करेगा और तन, 
मन, धन से सेवा करके उनकी आज्ञा में बरतेगा और | 


| ५६ | चोथाभाा [३०५ | भाग 


चरनों में गहरी प्रीत और प्रतीत लावेगा। वही उनका 
प्यारा होगा और वही एक दिन जगत से न्यारा हो 
जावेगा । | 


१९ - जिस पर संत सतगुरु दयाल होंगे, उसी 
जीव के वास्ते कुल मालिक राधास्वामी दयाल की भी 
मेहर की मौज होवेगी और वही महल में दखल पावेगा 
यानी माया के घेर के पार दयाल देश में जावेगा।। 


२० - जिसके मन मे सच्ची चाह सच्चे मालिक से 
मिलने और उसके धाम में बासा पाने की है और यह 
ससार और उसके भोग बिलास उसको रूरे और 
फीके मालूम हुए हैं, उसी जीव का धुर की मेहर और 
दया से सन्त सतगुरु से मेला हो जावेगा और वही 
उनके सतसंग में ठहरेगा और उनके चरनों में तन, 
मन, धन से भक्ति करके और सुरत शब्द मार्ग का 
उपदेश लेकर और विरह और उमग के साथ उसका 
अभ्यास करके अपना कारज पूरा बनवावेगा यानी 
राधास्वामी धाम में बासा पावेगा।। 


प्रकार छप्पनो 


जड़ पदार्थों में प्रीत करने से जड़ का 
सग मिलेगा और चैतन्य के सग से जो सल 
सतगुरु है, सच्चे मालिक का सग पावेगा।। 


१ - इस दुनिया में जितने जीव हैं, उन सब की 
प्रीत अक्सर जड़ पदार्थों के साथ रहती हे, जैसे धन 
माल ज़मीन व मकानात व बाग वगेरा।। 


| ३०६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


२ - बल्कि जितनी चीज़ों और असबाब और पदार्थो 
से मनुष्यो को काम पड़ता है, वे सब जड़ हैं और 
जानवर वगैरा जो पाले जाते हैं, वे भी ब-निस्बत मनुष्य 
के अचेत और जड़ हैं।। 

३ - और जो कुटुम्ब परिवार बिरादरी दोस्त आशना 
वगैरा से प्रीत की जाती है, वे भी अक्सर निपट ससारी 
होते हैं और सिवाय धन पैदा करने के जतन और 
उद्यम के और भोग बिलास खान पान वगैरा के, और 
कुछ नही समझते यानी अपनी और अपने मालिक की 
पहिचान और कोई करतूत वास्ते कल्यान अपने जीव 
के, नहीं करते। इस वास्ते उनके सग से सिवाय 
दुनियादारी के कामो और बातों के और कुछ फायदा 
नहीं होला ।। 

४ - कोई कोई मनुष्य विद्यावान होते हैं और उनकी 
बुद्धि ब-निस्बत और जीवों के बहुत तेज और गहरी 
और जबर होती है और बहुत से जीवों और मुलको का 
बदोबस्त करते हैं, पर वे भी कुल मालिक के भेद से 
बे-खबर है ओर कोई खास करतूत वास्ते अपने जीव के 
कल्यान के, जोकि बाद छोड़ने इस देह और दुनिया के 
प्राप्त होना चाहिये, बहुत कम करते हैं और बहुतेरे तो 
उससे वाकफियत भी कम रखते हैं। इन लोगों को 
दुनिया और अपने मन्सब के कारोबार से फ़ुर्सत भी 
कम मिलती है। । 


५ - इसी तरह बहुत से जीव तिजारत यानी 
व्यापार का काम करते हैं और उनकी सारी तवज्जह 
और कोशिश इसी में रहती है कि कैसे धन बढ़ावे और 

हरचद पुन्य दान व खैरात वगेरा करते हैं पर मालिक 


| ५६ | चोथाभा [३०७ | भाग 


का खोज और अपने जीव के कल्यान का फिक्र बहुत 
कम बल्कि बिल्कुल नहीं करते।। 


६ - बाजे मनुष्य परमार्थी किताबे जिन में परमेश्वर 
की महिमा और उसकी पूजा वगैरा और धरम करम का 
जिक्र है, पढ़ते और पढ़ाते हैं और लोगों को हिदायत 
और उपदेश भी करते है, पर जो गौर करके देखा जावे 
तो इस काम से उनका मतलब धन पैदा करने और 
दुनिया में अपना गुजारा करने और मान बड़ाई हासिल 
करने का रहता है। सच्चे और कुल मालिक का खोज 
और जीव के कल्यान का सोच और फिक्र और उसके 
जलन के दरियाफ्त करने का शौक या इरादा उन में 
भी नहीं पाया जाता । | 


७ - कोई कोई लोग घर बार और रोज़गार छोड़ 
कर और परमार्थी लिबास पहन कर इधर उधर और 
तीर्थो में घूमते फिरते हैं। जाहिरा मतलब उनका यही 
मालूम होता है कि मालिक का खोज लगाने और अपने 
जीव के कल्यान के वास्ते जतन करने के लिये यह 
कार्रवाई करी है। लेकिन जो गौर करके देखा जावे 
और ख़ुद उनसे बात चीत करके तहकीक किया जावे 
तो मालूम होता है कि उनके मन में सैर और तमाशे का 
शौक धरा हुआ है और जिस पथ में कि वे शामिल हुए 
है, उसकी ज़ाहिरी और ऊपरी कार्रवाई करके तृप्त हो 
गये हैं और न तो मालिक का खोज है और न उसके 
भेद से कुछ वाकफियत रखते है और न इस बात का 
तमीज करते है कि जो कार्रवाई परमार्थी वे कर रहे हैं, 
उससे कुछ उन को फायदा हासिल हुआ या नहीं और 
उनके मन की हालत कुछ बदली या नहीं। अलबत्ता 


| ३०८]  प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


भेष का अहंकार और धन और मान बड़ाई की चाह मन 
में खूब भरी हुई नज़र आती है।। 

८ - बाजे भेषो में से जगल और पहाड़ों मे रह कर 
कुछ अभ्यास सफाई मन और इन्द्रियो का करते है और 
अपने ऊपर बहुत कुछ काष्टा और तकलीफ और 
सख्ती की बरदाश्त करते हैं। जाहिर में यह सब 
कार्रवाई वास्ते हासिल करने परमार्थ यानी मिलने के 
मालिक से, करते हैं। लेकिन जो गोर से देखा जावे तो 
इस मे भी मान बड़ाई की चाह और निहायत दरजे का 
अहकार अपनी कार्रवाई का नजर आता है और सच्चे 
मालिक का खोज और प्रेम बहुत कम उनके दिल में 
दिखाई देता है।। 


९ - यह सब लोग जिनका जिक्र ऊपर हुआ, 


असल में संसारी भोग बिलास या दुनिया की बड़ाई 
और हुकूमत और शोहरत या परमार्थी मान बडाई और 
धन के चाहने वाले हैं और सच्चे मालिक का खोज या 
अपने जीव के कल्यान के जतन का पता लगाने का 
शौक या इरादा इनके मन मे नही पाया जाता। बल्कि 
जो कोई उनको चितावे और समझावे और जुगत और 
जतन सच्चे मालिक के चरनो मे पहुँचने का बताना चाहे 
तो यह लोग हुज्जत और तकरार करने को तैयार होते 
हैं और बिल्कुल रूखे फीके होकर और झगड़ा बखेडा 
उठा कर ऐसे शख्सों से मिलना और उनसे बात चीत 
करना भी नहीं चाहते ।। 


१० - अब गौर करके विचारो कि यह लोग सब के 
सब संसारी या दुनियादारों के संगी हैं और जब सच्चे 
मालिक की भक्ति या प्रेम या उसके मिलने की चाह 


| ९] चोथाभाा [३०९ | भाग 


इनके मन में नही है तो यह उसकी तरफ से अजान रहे 
और उसके धाम में कभी नहीं पहुँच सकते हैं और 
दुनिया और उसके भोगों की चाह ज़बर होने से हमेशा 
जनम मरन और देह के संग दुख सुख भोगते रहेंगे।। 


११ - इस वास्ते हरचद यह मनुष्य स्वरूप हैं और 
विद्या बुद्धि और समझ बूझ भी हर तरह की जो दुनिया 
और दुनियावी परमार्थ के मुताल्लिक है, रखते हैं और 
कुछ कार्रवाई भी परमार्थ के नाम से करते हैं, लेकिन 
यह सच्चे और प्रेमी और अभ्यासी भक्तों के जेल में 
दाखिल नहीं हो सकते और न इनके सग से किसी को 
सच्चा परमार्थी फायदा पहुँच सकता है।। 


१२ - जीवो को परमाथी फैज चैतन्य पुरुष के सग 
से हासिल हो सकता है, ब-इार्ते-कि वे उनके चरनों में 
प्रेम प्रीत करें और जो जुगल कि वे बतावें, उसका 
अभ्यास विरह और प्रेम अग लेकर दुरुस्ती से करें।। 

१३ - चैतन्य पुरुष संत सतगुरु को कहते हैं और 
संत सतगुरु वे हैं जो धुर पद में पहुँच कर कुल मालिक 
राधास्वामी दयाल से मिले हैं।। 


१४ - सच्चे और कुल मालिक का निज धाम ऊचे 
से ऊँचा और माया देश के परे है। और साध गुरू का 
मुकाम सन्तों के दसवें द्वार यानी सुन्न में है और वही 
पार-ब्रह्म पद है।। 


१५ - सन्त सतगुरु और साध गुरु चैतन्य पुरुष है 
यानी पहिले तो चैतन्य सिंध में पहुँच कर उसके साथ 
एक हो रहे हैं और दूसरे उस ऊंचे धाम मे थोड़े आर्से 

में पहुँचनहार हैं और माया की हद्द तै कर चुके हैं।। 


| ३१०]  प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


१६ - इन दोनों साहबो के सग से परमार्थी फेज 
और फायदा हासिल होना मुमकिन है और परमार्थी 
फायदे से मतलब यह है कि जो कोई सन्त सतगुरु या 
साध गुरु से प्रीत करे, वह राधास्वामी मत की जुक्ति 
का उपदेश लेकर चैतन्य सिध की तरफ चलना शुरू 
करके अबेर सबेर उस धाम में पहुँच सकता है यानी 
दिन दिन विशेष चैतन्य से मिल कर कुल मालिक 
राधास्वामी दयाल के जो महा चैतन्य और महा प्रेम का 
भडार हैं, सन्मुख पहुँच कर उनके धाम मे बासा पा 
सकता है और अमर और पूरन आनन्द को प्राप्त हो 
सकता है।। 


१७ - अब ख्याल करो कि सन्त सतगुरु और 
साधगुरु ही इस दुनिया मे सच्चे चैतन्य पुरुष हैं क्योकि 


वे या तो महा चैतन्य स्वरूप हैं या उस महा चैतन्य से 
अन-करीब मिलने वाले हैं और बाकी जितने मनुष्य हैं, 
चाहे वे विद्यावान और बुद्धिवान और धनवान और 
इुकूमतवान हैं या अनपढ़ और मूरख हैं, वे चेतन्य पुरुष 
नहीं समझे जा सकते हैं और इस वास्ते उन के संग से 
सच्चे परमार्थ का फायदा हासिल नही हो सकता। 
अलबत्ता जो सन्त सतगुरु और साधगुरु के प्रेमी 
सतसंगी हैं और कुल मालिक के धाम में यानी महा 
चैतन्य के भडार मे पहुँचने का जलन कर रहे है, उनकी 
सोहबत से भी परमार्थी मदद मिल सकती है और प्रेम 
और शोक चैतन्य पुरुष से मिलने और महा चैतन्य के 
धाम में चल कर पहुँचने का जाग सकता है।। 

१८ - इस वास्ते कुल जीवो को जो जड़ का सग 

छोड़ कर यानी इस देश और देही और दुनिया के 


| ५७] चोथाभा [३११ | भाग 


पदार्थो से न्यारे होकर महा सुख और आनंद के स्थान 
में पहुँच कर महा चैतन्य से मिलना चाहते हैं, मुनासिब 
है कि पहले खोज सन्त सतगुरु या साध गुरू या 
उनकी संगत का करके सलसग में शामिल होवे और 
बचन सुन कर अपने मन और इच्द्रियो की चाल ढाल 
बदलें यानी ससारी स्वभाव और चाल आहिस्ते आहिस्ते 
छोड़ कर भक्ति रीत में बर्ताव करे और सुरत शाब्द मार्ग 
का उपदेश लेकर अतरमुख अभ्यास शुरू करें तो सन्त 
सतगुरु की दया से उनका काम बनना शुरू होगा यानी 
मन और सुरत आहिस्ते आहिस्ते ऊँचे देश की तरफ 
घट में चलेंगे और दिन दिन विशेष चैतन्य से मिल कर 
आनन्द और रस पाकर मगन होवेंगे। | 

१९ - जो जीव कि यह काम नहीं करेंगे और 
जिन्दगी भर दुनिया मे उसके भोग बिलास और ससारी 
जीवों के संग में बधे और फसे रहेंगे, वे बारम्बार देह 
धारन करेंगे और जड़ पदार्थो और अचेत मनुष्यो के 
सग मे दुख सुख पाते रहेंगे यानी सच्चे मालिक और 
उसके धाम से बे-खबर रहेंगे और न उसका दर्शन 
पावेंगे | | 


प्रकार सत्तावनवाँ 


जीव बड़े खूंखार और खलरनाक जानवरो 
को काबू मे लाकर उन से अनेक तरह के 
काम लेते हैं लेकिन जो कोई मन और इद्रियों 


| ३१२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


को अपने बस में लावे, वह परमार्थ का पूरा 
दरजा हासिल कर सकता है।। 


१ - इस दुनिया मे मनुष्य सब में उत्तम और श्रेष्ठ 
है और यहाँ की कुल रचना यानी जानदारों और तत्त्वों 
पर थोड़ा बहुत उसका इसख्तियार है और सब से वह 
कुछ न कुछ काम लेता है।। 


२ - बाजे जानवरों को जो जहरी और खूख्वार और 
मनुष्य के दुश्मन हैं, कैद मों लाकर और उन की 
तरबियत करके उनसे तरह तरह के काम तमाशे के 
लिये जाते हैं। यह सब मनुष्य ही की ताकत है कि 
जुगती से उनको पकड़ता है और अपने तौर पर जो 
काम चाहे, वह उनको सिखा लेता है और कुछ खौफ 
उनका नहीं करता।। 


३ - जो काम कि इन जानवरों से लिये जाते हैं, 
उन से दुनियावी फायदा यानी धन कमाया जाता है 
और शोहरत और नामवरी भी किसी किसी मौके पर 
हासिल होती है पर यह फायदे चन्द-रोजा हैं और 
आखिरत में कुछ काम नहीं दे सकते हैं।। 


४ - मनुष्य को पहिले जरूरत खाने पीने और 
पहिनने ओढ़ने और कुटुम्ब परिवार के पालने की है 
और दूसरी और सबसे भारी जरूरत अपने जीव के 
फायदे और आराम की है और वह भी उस वक्‍त और 
हालत में जब कि इस देह और दुनिया को छोड़ कर 
जावे यानी वक्‍त मरने के और उसके बाद ।। 


५ - पहिली जरूरत के रफा करने के लिये अनेक 
तरह के पेशे और काम, उनमें से बाजे बाजे बहुत 


| ५७] चोथाभाग [३१३ | भाग 


सख्त और खतरनाक, मनुष्य करता है लेकिन दूसरी 
जरूरत के बदोबस्त का लोगों को बहुत कम खयाल है 
और उसके वास्ते जतन भी बहुत कम करते हैं और जो 
कुछ करते हैं, उसकी जाँच कि आया उससे वह 
फायदा और मतलब हासिल होता है या नहीं, कोई 
बिरले जीव करते हैं।। 


६ - जो कार्रवाई वास्ते फायदे और आराम जीव के 
(बाद चोला छोड़ने के) की जावे, उसकी जाँच जीते 
जी करना बहुत जरूर है, नहीं तो रोजगारी और ख़ुद 
मललबियों के हाथ से धोखा खाना पड़ेगा और फिर 
पीछे पछताने और अफसोस करने से कुछ हासिल नही 
होवेगा । । 


७ - इस जलन और जुगल का भेद और तरकीब 


संतों के पास है। जो कोई उनका सलसग दीनता और 
प्रेम के साथ करेगा और उनसे उपदेश लेकर अतरमुख 
अभ्यास में लगेगा, उसी से वह कार्रवाई कि जिससे 
मरने के बाद आराम और सुख स्थान मिले, बन 
पड़ेगी । | 

८ - जो कि सब जीवो को एक रोज़ चोला और यह 
देश छोड़ना जरूर है और जबकि सुरत यानी जीव 
अमर हुआ तो कहीं न कहीं बाद मरने के किसी न 
किसी देह में जनमेगा और अपने कर्म अनुसार दुख 
सुख भोगेगा और यह सिलसिला जब तक कि सतो की 
सरन मे आकर और उनके उपदेश सुरत शब्द मार्ग की 
थोड़ी बहुत कमाई न करेगा, बराबर जारी रहेगा। इसी 
को चौरासी में भरमना और भटकना कहते हैं।। 


| ३१४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


९ - इस वास्ते जीवों के हाल पर निहायत दया 
करके कुल मालिक राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु 
फरमाते हैं कि जबकि वास्ते दुनिया के चंद रोज के 
गुज़ारे के लुम ऐसे खौफनाक और खतरे के काम कर 
रहे हो जेसे जहरदार और खूँखार जानवरों का जो कि 
लुम्हारे बैरी है, पकडना और पालना और उनको तमाशे 
की बातें सिखाना, फिर वास्ते अपने आइदे के यानी 
बाद मरने के आराम और सुख के, इस मन बैरी को 
जो कि तुम्हारे घट में बैठा हुआ तुमको दुनिया में नाच 
नचा रहा है और आइंदे के नफे और नुकसान से 
बे-खबर रखता है, जुगत और जतन दरियाफ्त करके 
क्यों नही थोड़ा बहुत काबू में लाते हो और उससे थोड़ा 
काम जिसमें तुम्हारे जीव का आइदा को गुजारा महा 
आनंद के साथ होवे और फिर देही धर कर दुख सुख 
का चक्कर न भोगना पड़े, क्यों नही लेते हो।। 

१० - वह काम ब-निसबल रबूखार जानवरों के 
पालने और सिखाने के बहुत आसान है और उसका 
फायदा थोड़ा बहुत फौरन मालूम हो सकता है और 
किसी तरह का खतरा उसमे नही है ओर थोड़ी तवज्जह 
और रोक के साथ यह मन बैरी आहिस्ते आहिस्ते मित्र 
बनाया जा सकता है और जिस तरह इससे संतों की 
जुगल के मुवाफिक काम लेना है, थोड़ी सी मेहनत और 
होशियारी और चेत कर सलसग और सुरत शाब्द मार्ग 
का अंतरमुख अभ्यास करने से यह मन आप ही शौक 
के साथ वह काम करने लगेगा ओर ऐसी भारी खिदमत 
तुम्हारी सपूतों के मुवाफिक करेगा कि आइदा तुमको 
मेहनत और तकलीफ और बारम्बार जनमने और मरने 

से बचा लेगा और निज घर की तरफ सुरत के सग | 


| ५७] चोथाभा [३१५ | भाग 
चल कर महा आनन्द और अमर सुख के धाम में पहुँचा 
देगा।। 

११ - लेकिन इस मन का काबू में लाना और इससे 
सच्चे परमार्थ की कार्रवाई कराना आसान नहीं है 
क्योंकि यह तिरलोकी नाथ की अस है और माया के 
मसाले का इसका खमीर है और क़॒ुदरती झुकाव 
इसका संसार यानी बाहर और नीचे की तरफ को है 
और जनमान जनम और जुगान जुग से देह धरता हुआ 
और भोगों में बर्ताव करता हुआ चला आरहा है। 
यकायक इसका बदलना यानी अपनी पुरानी आदत का 
छोड़ना और भोगों की तरफ से मुख मोड़ना मुमकिन 
नहीं है।। 

१२ - सिवाय संत सतगुरु के और किसी से काल 
और मन नहीं डरते हैं सो जिस किसी को संतों की 
दया से उनका सतसंग प्राप्त हुआ और उसने उनके 
चरनों में प्रीत प्रतीत करी, वही उनकी जुगती का 
अभ्यास करके आहिस्ते आहिस्ते इस मन को जेर 
करेगा और अपना मित्र बना कर उससे काम लेगा 
यानी इस जहरीले और जान-लेवा मन के काबू में लाने 
का मत्र और तरीका संतों के पास है, जब वे दया 
करके वह जुगल बतावेगे और आप इस जीव की रक्षा 
करेंगे यानी अपना बल देकर मन और काल से लड़ाई 
करा कर जितावेंगे, तब यह दोनों हाथ आवेगे और 
काम बनेगा | | 


१३ - जब तक संत सतगुरु मेहर से नहीं मिलेंगे, 
तब तक किसी जीव की ताकत नही है कि वह मन और 
काल को जो कि ब्रह्मांडी मन है, जेर करे और उससे 


| ३१६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


परमार्थी काम लेवे। चाहे कैसे ही महात्मा होवें और चाहे 
कैसी ही जुगती कमाते होवें, पर ब्रह्माडी मन को बिना 
सन्त सलगुरु की दया के नही जीत सकेंगे और इस 
सबब से निज धाम में कुल मालिक के बासा भी नहीं 
मिलेगा और न सच्चा और पूरा उद्धार होगा।। 


१४ - खुलासा यह है कि जितने मत दुनिया में 
जारी हैं, उन में जुगल ब्रह्माडी मन के जीतने की 
बिलकुल नही कही है और जोकि पिंडी मन को बस में 
लाने के वास्तै जतन बताये हैं, वह भी निहायत कठिन 
और मुशकिल हैं और हर एक जीव से बन नहीं सक्ते 
हैं। यह सिर्फ संतों ही की गति और ताकत है कि 
इन्होने सब मनों को जो पिंड और ब्रह्मांड में हैं, जीत 
कर और सच्चे मालिक के धाम में पहुँच कर बासा 
किया।। 

१५ - जो जुगल कि संतों ने वास्ते काबू में लाने 
नीचे और ऊँचे यानी पिंडी और ब्रह्माडी मन के बताई 
है, वह सुरत शब्द मार्ग का उपदेशा है क्योंकि बिना 
शब्द के किसी का मन बस में हरगिज़ नहीं आवेगा। 
जो कोई हिम्मत वाले और सूरमा जीव हैं, वह पहिले 
संत सतगुरु का खोज लगावेंगे और उनके चरनो में 
सच्ची दीनता और प्रेम करके उनकी जुगल का अभ्यास 
दुरुस्ती से करेंगे और वे ही मन को काबू में लाकर 
और अपनी सुरत को चढ़ा कर निज धाम में बासा 
पावेंगे | | 

१६ - संत सतगुरु की महिमा बहुत भारी है। जो 
जीव उनकी सरन में आवे और सच्चे मन से उनका 
सतसंग और सेवा करे तो वह अपनी मेहर और दया से 


| ५७] चोथाभा [३१७ | भाग 


सुरत शाब्द मार्ग की कमाई करावेंगे और अपना बल 
देकर पिंडी और ब्रह्माडी मन और माया से लड़ा कर 
और खेत जिता कर धुर घर में पहुँचावेगे और अमर 
धाम और अमर आनद बरब्शेंगे | । 

१७ - जो जीव कि ससार और उसके भोगों मे और 
कुटुम्ब परिवार वगेरा में फेंसे रहेंगे और अपने मन के 
हुकम मे चलेंगे यानी जो जो तरंगें और ख्वाहिशें वह 
उठावे, उनके पूरा करने के वास्ते जलन और मेहनत 
करते रहेंगे तो वह हमेशा माया के जाल में पड़े रहेंगे 
और जनम मरन का दुख सहते रहेंगे यानी बारम्बार 
अपनी बासना और कर्म अनुसार देह धारन करके दुख 
सुख भोगते रहेंगे और कुल मालिक राधास्वामी दयाल 
और उनके धाम की तरफ से भूले हुए रह कर माया के 
पदार्थो और भोगों में भरमते रहेंगे । 

१८ - इस वास्ते सब जीवों को जो इस जिन्दगी 
मे, और भी बाद मरने के, परम सुख और परम धाम 
को चाहें, उनको लाजिम और मुनासिब है कि सन्त 
सतगुरु का खोज करके उनके सलसग मे शामिल होवें 
और शौक और प्रेम के साथ उनके बचन सुनें और 
उनके मुवाफिक कार्रवाई करें और सुरत शाब्द मार्ग का 
उपदेश लेकर जिस कदर बने अपने अंतर में उसका 
अभ्यास करें तो वह सन्त सतगुरु की मेहर और दया 
से एक दिन निज धाम मे विश्राम पावेगे यानी आहिस्ते 
आहिस्ते ऊँचे स्थानो पर चढ़ कर और दिन दिन विशेष 
आनन्द पाकर कुल मालिक राधास्वामी दयाल का 
दर्शन पावेगे और काल और कर्म और मन और माया 
के जाल से छुटकारा उन का हो जावेगा। ओर जो ऐसा 


| ३१८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


नही करेंगे तो काल यानी ब्रह्माडी मन उनको बारम्बार 
निगलेगा और उगलेगा यानी बारम्बार जनमेंगे और 
मरेंगे और देहियाँ धर कर दुख सुख भोगते रहेंगे।। 


प्रकार अड्ावनवाोँ 


दुनिया में हर एक शख्स अपने जात 
पॉल हसब नसब और गुन और जौहर और 
धन और माल वगैरा का अहकार रखता है 
और अपने खानदानी रस्म और तरीके की 
मज़बूत पक्ष और बर्तावा करता है। लेकिन 


अफसोस है कि हरचद संत सतगुरु जीवों 
को पुकार कर कहते हैं कि लुम सत्त पुरुष 
राधास्वामी की अन्श यानी बालक हो और 
दयाल देश मे लुम्हारा निज घर है, यहाँ ऐसी 
चाल चलो कि जिसमे जम की चोट न खानी 
पड़े और अपने पिता के दर्शन के वास्ते शौक 
के साथ जतन करते रहो ताकि एक दिन 
अपने धाम मे पहुँच कर परम आनन्द को 
प्राप्त हो, पर जीव उनके बचन को बहुल कम 
मानते हैं, बल्कि उलटी उनकी निंदा करते हैं 
और उन से दूर रह कर अपना अकाज करते 


हैं।। 


| ५] चोथाभा [३१९ | भाग 

१ - इस दुनिया मे सब जीवो को अपनी जात पात 
और गुन और जौहर और धन और माल और अपने 
कुल और खानदान की बड़ाई और बुजुर्गी का बड़ा 
अहंकार रहता है, खास कर जात और खानदानी 
बुजुर्गी का। यह ख्याल दिल से कभी नही भूलता और 
जहाँ कहीं जीव जाता है या किसी नये शख्स से मिलता 
है तो ज़रूर वहाँ और उसके रूबरू अपनी जात और 
खानदान की बुजुगी का जिक्र पेश करता है ताकि लोग 
उसका आदर और इज्जत करें। 


२ - सिवाय इसके जो कि अपनी जात पॉत और 
खानदान के तरीके और रस्म और व्यवहार और बर्ताव 
हैं, उनकी पक्ष और कार्रवाई बहुत हठ और मजबूती के 
साथ जीव करते हैं और जो कुछ कसर या भूल चूक 


तरीके और रस्म और बर्ताव की कार्रवाई में पड़ जावे 
तो सख्त नाराज़ होते है और अपनी बुजुगी और सफाई 
की उसमें हानि समझ कर जैसे बने, उसका बदल 
और दुरुस्ती करते हैं।। 

३ - जाहिर है कि जब जीव अमर है तो मरने के 
बाद ज़रूर उसकी देह और कुल बदलता है यानी नई 
देही नये खानदान में धारन करता है और फिर उसी 
तरह उस खानदान की रस्मो और व्यवहार की पक्ष 
करके अपनी बुजुगी और बड़ाई का अहकार दिल में 
रखता है यानी हर जनम में नई देह और नये खानदान 
का बधन हठ के साथ धारन करता है।। 

४ - यह बात आम तौर पर जारी है कि हर एक 
जीव अहंकार के साथ अपने खानदान और बाप दादे 

की बड़ाई और बुजुगी को हर एक के सामने ज़ाहिर 


| ३२०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


करता है और चाहता है कि उस हाल को सुन कर लोग 
उसकी खातिरदारी ओर इज्जत करें ओर अपने खानदानी 
और जात के रस्मो और बर्ताव को मरते दम तक कभी 
नहीं भूलता है और बहुत शौक और जोर के साथ 
उसकी पक्ष करके कार्रवाई करता है।। 

५ - लेकिन सत सतगुरु जो कुल मालिक सत्त 
पुरुष राधास्वामी दयाल के खास मुसाहब या महा प्यारे 
पुत्र हैं और असल में उसी का स्वरूप हो रहे हैं, पुकार 
कर जीवों से कहते है कि लुम कुल मालिक की अंश हो 
यानी उसके बच्चे और बालक हो और सत्त पुरुष 
राधास्वामी बसी तुम्हारी जात हे ओर जो कि उस कुल 
मालिक के खवास और सिफ्ते हैं, वही असल तुम्हारे 
खवास और सिफ्त हैं क्योकि दोनों का जोहर एक ही 
है, पर कुसग के सबब से यानी मन और माया और 
इन्द्रियों और माया के रचे हुए भोगों और पदार्थो की 
सोहबत और सग से लुम अपने सच्चे माता पिता 
राधास्वामी दयाल और उसके धाम को जो तुम्हारा 
निज देश और वतन है, भूल गये हो और तुम्हारे 
असली खवास और सिफ्तें दब गई हैं और बजाय 
उनके मन और माया और उनके खवास और गुन 
तुम्हारे अन्तर में धस गये हैं और उन्ही के स्वभाओं मे 
तुम इस देह और इस लोक में बर्त रहे हो और दुख 
सुख भोगते हो और धर्मराय और जम दूतों के हाथ से 
जिल्लत और खिफ्फत और ख्वारी सहते हो और 
नाकिस आदतों और पाप कर्मो के सबब से जो कुसग 
की वजह से लुम से बन रहे हैं, नीची ऊँची जोनों और 
देशों में जिसको चौरासी का चक्कर कहते हैं, भरमते 
रहते हो।। 


| ५, ] चोथाभाा [३२१ | भाग 

६ - और फिर सत सतगुरु फरमाते हैं कि जो दुख 
सुख और जनम मरन के चक्कर और ख्वारी और 
जिल्लत और बे-इज्जती से बचना चाहो तो अपने सच्चे 
माता पिता कुल मालिक राधास्वामी दयाल की महा 
महिमा और महा आनद और सब से ऊँचे धाम का और 
महा निर्मल और दया और प्रेम के भरे हुए खवासों ओर 
सिफ्तों का और अपने सब से आला और भारी जोहर 
और जात और बस का खयाल करके अपने प्यारे और 
दयाल पिता से मिलने और वतन में पहुँचने का जतन 
करो और अपनी ऊँची जात और ऊँचे बस और ऊंचे से 
ऊंचे धाम का खयाल और अहंकार मन में बसाकर 
कुसगियो की सोहबल जो कि महा मलीन और विकारी 
और असल में लुम्हारे बैरी और जान लेवा और 
बुजुगी और इज्जत के बिगाड़ने वाले हैं, आहिस्ते 
आहिस्ते छोड़ते जाओ और सत सतगुरु और प्रेमी जन 
का सतसंग (जोकि तुम्हारे सच्चे पिता और कुल 
मालिक के मुसाहब और प्यारे पुत्र हैं) दिल और जान 
से शोक और प्रेम के साथ करो और उनके खवास और 
स्वभाव और आदत इख्तियार करो और मलीन व्यवहार 
और बर्ताव जो कुसगियों के संग से तुमने इख्तियार 
किया है, आहिस्ते आहिस्ते छोड़ते जाओ, तब दिन दिन 
लुम्हारे सुरत और मन निर्मल होते जावेंगे और जब संत 
सतगुरु से उपदेश सुरत शब्द मार्ग का लेकर (जो कि 
तुम्हारे निज घर में जाने का रास्ता और तरीका है) 
विरह और प्रेम के साथ अन्तर में अभ्यास करोगे, तब 
तुम्हारे सुरत और मन आहिस्ते आहिस्ते घर की तरफ 
चलते और चढ़ते जावेंगे ओर दिन दिन रस और आनद 
ज़्यादा से ज़्यादा लेते हुए माया की हद्द के पार पहुँचेगे 


| ३२२ | प्रेमपत्रराधास्वामी [ बचन | पत्र राधास्वामी 


और वहाँ से सुरत, मन से न्यारी होकर सत्त पुरुष 
राधास्वामी धाम में पहुँच कर और अपने सच्चे पिता का 
दर्शन पाकर महा आनद और महा सुख को प्राप्त 
होगी। उस देशा में माया और काल और कष्ट और 
क्लेश और जनम मरन का चक्कर बिलकुल नहीं है 
और वहाँ का आनंद और बिलास और वह देश भी 
अमर और अजर है।। 


७ - पर अफसोस की बात है कि जीव सन्तो के 
बचन को बहुत कम बल्कि बिलकुल नहीं सुनते और 
अपने सच्चे माता पिता और निज कुल की बड़ाई का 
ज़रा भी ख्याल दिल मे नहीं लाते हैं और न इरादा 
अपने निज देश में पहुँचने का करके जो जतन कि 
सतो ने फरमाया है, उसका खोज या अभ्यास करते हैं। 


इस सबब से सब जीव माया और काल के जाल में 
फँसे रहते हैं और दुख सुख और जनम मरन का 
चक्कर भोगले हैं।। 

८ - बाजे जीव जो वास्ते कल्यान अपने जीव के 
मामूली और रस्मी परमार्थी कार्रवाई करते है, उस 
कार्रवाई में न तो अपने देश मे पहुँचने का फायदा हो 
सकता है और न कुछ रस और आनद रास्ते का 
मिलना मुमकिन है और न पता और भेद सच्चे मालिक 
राधास्वामी दयाल और उनके निज धाम और उसके 
रास्ते का दरियाफ्त हो सकता है। फिर वह कार्रवाई, 
थोड़ा बहुत सुख दूसरे जनम में या इसी जनम में दे 
सकती है। लेकिन सच्चा उद्धार यानी माया के देश के 
पार राधास्वामी धाम मे पहुँचना मुमकिन नही है।। 


| ५, ] चोथाभाग [३२३ | भाग 


९ - जोकि संतों का मत और उपदेश आम तौर 
पर प्रकट नही हुआ है, इस सबब से जीव उस के भेद 
और अभ्यास से बे-खबर है और अपने अपने मत के 
पुराने इष्ट और चालों मे अटक रहे हैं और दुनिया के 
कारोबार और भोग विलासो में ऐसे ग्रस रहे हैं कि 
किसी को खोज भी सच्चे मालिक और सच्चे रास्ते और 
सच्ची जुगत उसके तै करने का, नहीं है और ब-सबब 
धोखा देने लिबासी और नकली परमार्थियो के कि ज़रा 
ज़रा से काम में मुक्ति का फल मिलना बतलाते हैं, जीव 
उन कामों को करके किसी कदर निचिन्त और निरभय 
हो जाते हैं और उन नादानों के बचनों को सही और 
दुरुस्त मानते हैं।। 

१० - इस वक्त में जो कि कुल मालिक राधास्वामी 
दयाल जीवों को महा दुखी और निर्बल देख कर अति 
दया करके आप इस लोक में सत सतगुरु रूप धारन 
करके प्रकट हुए और निज भेद अपना और अपने धाम 
का और सहज रास्ता और सहज जुगत उसके तै करने 
की (अपने घट मे) जीवों को समझाई और आम तौर 
पर उसको अपनी बानी और बचन में वर्णन किया, इस 
वास्ते बड़ा भारी मौका कुल मतों के जीवों को मिला है 
कि राधास्वामी दयाल के चरनों की सरन लेकर सुरत 
शब्द मार्ग का अभ्यास जिस कदर दुरुस्ती से बन सके, 
शौक के साथ अपने अतर में करके सच्चे उद्धार के 
अधिकारी हो जावे और बारम्बार देह धर कर दुख सुख 
और जनम मरन के भोग से अपना छुटकारा कर 
लेवे। । 


| ३२४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


११ - कुल मालिक राधास्वामी दयाल ने जीवो के 
उपकार के वास्ते खास आगरे मे जहाँ कि वे प्रकट हुए 
और भी कितने ही बड़े बड़े शहरों में मेहर और दया से 
अपना सतसग जारी फरमाया है और इन मुकामो में 
थोड़े से उनके सच्चे प्रेमी और भक्त रहते हैं और उनकी 
जुगती का जिस कदर जिससे बन सकता है, अभ्यास 
कर रहे हैं और दिन दिन उनके चरनों में प्रीत और 
प्रतीत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कोई सच्चा 
अनुरागी परमार्थ का उनके पास जावे और सलसग करे 
तो वे बहुत ख़ुशी के साथ उसको मदद देते हैं और 
उपदेश सुरत शाब्द मार्ग का इजाज़त हासिल करके 
समझोते हैं। | 


१२ - इन प्रेमियों के सग से भेद भाव राधास्वामी 


मल का और तरीका अभ्यास वगैरा का मालूम हो 
सकता है और बानी और बचन वगेरा की पोथियाँ भी 
मिल सकती हैं और जो कार्रवाई बताई जाती है, 
उसको करके उनके हिरदे में मालिक के चरनों का प्रेम 
भी पैदा हो सकता है और आइन्दे को आहिस्ते आहिस्ते 
बढ़ सकता है।। 


१३ - भारी महिमा राधास्वामी मत की यह है कि 
जो कोई उसके मुवाफिक अभ्यास करेगा वह एक दिन 
धुर धाम में पह्टँचेगा और इस कार्रवाई के वास्ते उस 
को घर बार या रोज़गार वगेरा छोड़ने की कुछ जरूरत 
नही है और ग्रहस्थ और विरक्त और स्त्री और पुरुष, 
पढ़े होवें चाहे नही, और लड़का जवान और बूढ़ा, इस 
अभ्यास को आसानी के साथ कर सकले हैं।। 


| ५] चोथाभा [३२५ | भाग 


१४ - पिछले वक्त में जो तरीका प्राणायाम वगेरा 
वास्ते मुक्ति के बताते थे वह महा कठिन और खतरनाक 
था और ग्रहस्थी जीवो से मुतलक नहीं बन सकता था 
और इस सबब से उनका उद्धार भी नही होता था। 
बर-खिलाफ उसके अब ग्राहस्थियो से, चाहे औरत होवे 
या मर्द, जो थोड़ा भी शोक रखता होवे तो राधास्वामी 
मत का अभ्यास आसानी के साथ दुरुस्त बन सकता है 
और उसका फायदा यानी रस और आनन्द भी अतर मे 
जल्द मिल सकता है और राधास्वामी दयाल की दया 
के घट मे परचे पाकर तरक्की भी आसानी के साथ 
जल्द मुमकिन है।। 


१५ - अब जो जीव इस हाल की खबर पाकर फिर 
भी दया न लेवें यानी राधास्वामी मत में शामिल होकर 
उसका अभ्यास शुरू न करें तो जानना चाहिये कि वे 
बड़े अभागी हैं कि रस्मी परमार्थ में जहाँ कुछ फायदा 
नहीं मिलता और न मुक्ति होती नजर आती है, वहाँ 
मेहनत और तकलीफ अनेक तरह की और तन मन 
धन का खर्च गवारा करते हैं और जिस जगह फौरन 
फायदा मिले यानी मुक्ति होती नजर आवे और आइन्दे 
को तरक्की आसानी के साथ जल्द होवे, वहाँ मुतलक 
तवज्जह नहीं करते बल्कि उलटी निंदा करके सतसंग 
से दूर भागते हैं और बानी और बचन का पढ़ना और 
सुनना नही चाहते, और हर रोज़ सत सतगुरु और 
उनके प्रेमियों की थोड़ी बहुत निदा करके पाप के भागी 
होते हैं और अपना परमार्थी भाग नहीं जगाते हैं कि 
जिसकी वजह से वे मन और माया और काल और कर्म 
के जाल में हमेशा फसे रहेंगे और अपनी बासना और 


| ३२६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


करनी अनुसार जनम मरन और दुख सुख का भोग 
करते रहेगे।। 


प्रकार उन्सठरवो 


जो जीव दुनिया के सामान के वास्ते 
तड़प रहे हैं और अनेक तरह के जतन और 
मेहनत कर रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत संसारी 
सामान हासिल हो जाता है। इसी तरह से 
जो मालिक के दर्शन की विरह रखते हैं और 
उस के वास्ते जतन करते हैं, उनको भी 


सतगुरु द्वारा सत्त पुरुष के दर्शन प्राप्त हो 
सकते हैं और यह काम ब-निसबल दुनिया के 
कामों के ज्यादा जरूरी है।। 

१ - दुनिया में अनेक जीव वास्ते प्राप्ति अनेक तरह 
के सुक्खों के और स्त्री और पुत्र और धन और माल 
वगेरा के अनेक जतन करते हैं और उनमें बहुत मेहनत 
और तकलीफ भी उठाते है और सब को हर एक की 
कार्रवाई और भाग के मुवाफिक कामयाबी होती है यानी 
फल थोड़ा बहुत मिलता है।। 

२ - इसी तरह हजारो तरह के काम कोई आसान 
और कोई मुशकिल और कोई निहायत मुशकिल और 
खतरनाक हर एक किस्म के लोग करते है और अपने 

पक्के और सच्चे इरादे के ब-मूजिब खुशी के साथ हर 


| ५९] चोथाभा [३२७ | भाग 


तरह की मेहनत और तकलीफ भी बरदाश्त करते हैं 
और फिर उस में कामयाबी भी जरूर होती है यानी 
किसी की मेहनत खाली नहीं जाती हे।। 


३ - लेकिन इन सब मेहनतों और कार्रवाइयो का 
फायदा जिस कदर कि है वह सब देह और दुनिया के 
आराम का है। बाद मरने के उससे कुछ मतलब जीव 
के फायदे का नहीं निकलता और न किसी को इस 
बात का खयाल है कि बाद मरने के भी हम को सुख 
की दरकार और जरूरत होगी ।। 


४ - हर एक मत में जो दुनिया में जारी हैं, थोड़ी 
बहुत हिदायत वास्ते करने जतन और तदबीर के 
ब-नज़र हासिल करने सुख या मोक्ष के, बाद छोड़ने 
इस देह और देश के, की है और उसके मुवाफिक बाजे 


लोग कुछ कार्रवाई भी करते हैं पर हर एक को पूरा 
पूरा यकीन इस बाल का नही है कि बाद मरने के 
ज़रूरत सुख की है और वह सुख उन तदबीरों और 
जलन से जो उनके मत के आचार्यो ने लिखे हैं, मिल 
सकता है। । 

५ - इस सबब से बहुत कम लोग मोक्ष की प्राप्ति 
के निमित्त कोई जलन करते हैं और उस में भी पूरी 
लवज्जह और जिस कदर कि मेहनत दरकार है, 
दुरुस्ती के साथ नहीं करते।। 


६ - सबब न होने पूरे यकीन का ऐसा मालूम होता 
है कि हर एक मत मे जुदा जुदा तौर और तरीके से 
हिदायत मोक्ष की प्राप्ति के वास्ते की है और कोई 
तरकीब बहुत आसान और कम खर्च और कोई बहुत 
 मुशकिल और किसी में धन का खर्च ज़्यादा तजवीज | 


| ३२८ | प्रेमपत्रराधास्वामी [ बचन | पत्र राधास्वामी 


आ है और जो कि मालिक एक समझा जाता है और 
तरीके हर एक कौम और हर एक मत में जुदा जुदा 
मुकर्रर किये हैं, इस वजह से सब के दिलों में सन्देह 
और भरम पैदा होते रहते हैं, लेकिन उनको ब-खौफ 
पेशवाओं अपने अपने मत के, कि वे बजाय दूर करने 
उन शुभो और भरमों के, उसको नास्तिक और काफिर 
बललावेगे, कोई शख्स अपने मन और बुद्धि के हाल 
और कैफियत को खोल कर आम तौर पर बयान नहीं 
करता ।। 


७ - सिवाय इसके लोगों को दुनिया के कारोबार 
और भोग बिलास और दुनिया की ख्वाहिशो और तरगो 
के हुजूम के सबब से इस कदर फ़ुर्सत भी नहीं होती 
कि वे आखिरत के मुआमले में तहकीकात माक़ूल 


करके अपने शुभे और भरम दूर करें और न इस कदर 
जरूरत इस काम की उनकी नजर मे मालूम होती है 
कि उसके वास्ते खोज और तलाश जरूरी और मुकद्दम* 
समझे । | 

८ - सन्त सतगुरु जो कुल मालिक के प्यारे और 
उसके भेद से खबरदार हैं, फरमाते हैं कि सबब 
ना-इत्तिफाकी कुल मतों का और जारी होने जुदा जुदा 
तरीके का हर एक मत में यह है कि वे सच्चे मालिक 
और उसके धाम और भेद से ना-वाकिफ हैं और यह भी 
उनको मालूम नही है कि सच्चा उद्धार और सच्ची मोक्ष 
किसे कहते हैं और वह किस तरह प्राप्त हो सकती है। 
इस वास्ते जो जो जलन और मेहनत कि सब मत वाले 
अपनी अपनी समझ के मुवाफिक कर रहे हैं, वह 


| ५९] चोथाभा [३२९ | भाग 


मेहनत उनकी अक्सर बरबाद जाती है और असली 
फायदा उनको हासिल नही होता यानी न तो सच्ची 
मुक्ति उनको प्राप्त होती है और न सच्चे मालिक का 
दर्शन जिस से परम आनन्द को प्राप्त होवे, मिलता 
है।। 

९ - ऐसी हालत जगत के जीवों की देख कर 
सन्तो ने दया करके अनेक तरह से उनको समझौती 
देना चाहा और भेद और तरीका अभ्यास का भी वर्णन 
किया लेकिन बहुत कम जीवो ने, ब-सबब ज़ोर शोर 
होने विद्या और बुद्धिवान पेशवाओ अपने अपने मत के, 
सन्तो के बचन को माना और बाकी के जीव उनकी 
दया लेने से खाली रहे, बल्कि लिबासी और नकली 
परमार्थियों के बहकाने और भरमाने से उलटी सन्तो 
और उनके उपदेश की निदा करने लगे और आम 
जीवों को उनके सतसंग में शामिल होने से रोकते 
रहे। | 

१० - ऐसी हालत जीवों की देख कर कि कोई भी 
मुक्ति पद को प्राप्त नही होता और सब के सब चौरासी 
के चक्कर यानी माया के घेर मे भरमते चले जाते हैं, 
कुल मालिक राधास्वामी दयाल अति दया करके आप 
सत सतगुरु रूप धारन करके जगत में प्रकट हुए और 
आम तौर से भेद अपने निज धाम और तरीका उसकी 
प्राप्ति का समझाया और पुकार कर जीवों को सुनाया 
कि जो काल और माया के जाल और जनम मरन और 
नरकों के दुक्खों से बचना चाहें तो उनके चरन सरन 
मे आवे और उपदेश सुरत शब्द मार्ग का, कि जिस के 
सिवाय दूसरा रास्ता प्राप्ति सच्चे उद्धार और कुल 


| ३३०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


मालिक के दर्शनों का नही है, लेकर जिस कदर बन 
सके, अभ्यास करें तो एक ही जनम में उनके मुक्ति 
और परम आनन्द के प्राप्ति का थोड़ा बहुत सामान 
मुयस्सर होकर उसका रास्ता जारी होना मुमकिन है।। 


११ - इस वास्ते मुनासिब और लाजिम है कि वास्ते 
कल्यान और प्राप्ति सुख और आनन्द अपने जीव के 
हर कोई संत सतगुरु या उनकी सगत का खोज करके 
सतसंग में शामिल होवे और जो सत सतगुरु न मिलें 
तो उनके प्रेमी और अभ्यासी सतसंगी से उपदेश लेकर 
अभ्यास शुरू करे और सतसंग भी होशियारी के साथ 
करता रहे तो उस का आहिस्ते आहिस्ते कारज बनना 
शुरू होगा और जो विरह और शोक सच्चा होगा तो 
रफ्ते रफ्ते सत सतगुरु भी मेहर और दया से दर्शन देंगे 
और उस पर अपनी कृपा करेंगे।। 

१२ - इस जगह इस बात का जिक्र करना मुनासिब 
है कि इस जिंदगी में जिस कदर जरूरत वास्ते सुख 
और आराम के दुनिया में है, उससे बहुत ज़्यादा 
जरूरत वास्ते करने उस जलन और तदबीर के है 
जिससे हमेशा का सुख और आराम मिले, मगर जीव 
नादान हैं और अपने हाल से बे-खबर। इस सबब से 
उनको आइन्दे के सुख की प्राप्ति के निमित्त जतन 
करने का कुछ खयाल नही, नही तो जो उनको समझ 
माकूल और पूरी ख़बर होती तो हरगिज़ ऐसी गफलत 
और बे-परवाही न करते।। 

१३ - अब यह बात खोल कर समझाई जाती हे कि 


जिस कदर मेहनत और मशक्कत जीव अनेक तरह के 
कामों के सीखने और करने में कर रहे हैं और अनेक 


| ५९] चोथाभा [३३१ | भाग 

तरह की तकलीफो और जान के खतरों को गवारा कर 
रहे हैं, उसमें जो पूरा पूरा फायदा भी हुआ और उनकी 
ख्वाहिश के मुवाफिक आराम और सुख भी मिला तो 
वह चद-रोजा या इस ज़िदगी भर फल देगा लेकिन जो 
जीव अमर और अजर है यानी उसका नाश नहीं हे तो 
बाद छोड़ने इस देह और देश के जब तक माया के घेर 
मे रहेगा, किसी न किसी देश मे फिर देह धरेगा और 
वही मेहनत और तकलीफ उद्यम और रोजगार के 
वास्ते, काम सीखने की, उठानी पड़ेगी और फिर चद 
रोज उसका फायदा हासिल करके अपनी देह और देश 
को वक्त मरने के छोड़ेगा और इसी तरह जनम मरन 
और कर्म यानी मेहनत और तकलीफ का चक्कर 
बराबर जारी रहेगा और कभी ज़्यादा सुख और कभी 
ज्यादा दुख भोगता रहेगा ।। 

१४ - इस चक्कर और बारम्बार की मेहनत और 
तकलीफ के बचाने के वास्ते कुल मालिक राधास्वामी 
दयाल दया करके फरमाते हैं कि जब एक जनम यानी 
जिंदगी के सुख और आराम के वास्ते ऐसी सर्त 
तकलीफ और खतरनाक मेहनत गवारा करते हो तो 
फिर हमेशा के आराम और सुख की प्राप्ति और जनम 
मरन से बचाव के लिये किस कदर तवज्जह के साथ 
मेहनत करना मुनासिब और लाजिम है।। 


१५ - और फिर कुल मालिक राधास्वामी दयाल ने 
ऐसी भारी दया फरमाई हे ओर ऐसी जुगल और तदबीर 
कृपा करके बलाई है कि जो उसकी कार्रवाई कम से 
कम दो घटे और ज़्यादा से ज़्यादा चार पाँच या छः 

घटे रोजमर्रा थोड़े बहुत शोक के साथ की जावे तो एक 


| ३३२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 

ही ज़िंदगी में बहुत कुछ काम बन जावे और आइंदे को 
सिलसिला उस का जारी हो जावे और दो तीन, हद्द 
चार, जनम में, काम पूरा बन जावे यानी सुरत धुर 
धाम में पहुँच कर अपने मालिक के चरनों में बासा 
पाकर हमेशा को सुखी हो जावे और फिर किसी किस्म 
का कष्ट और क्लेश या जनम मरन का दुख न 
सतावे। | 


१६ - और जो जतन और जुगल वास्ते हासिल होने 
इस भारी न्यामत के समझाई है, वह यह है कि अपनी 
सुरत को आख के मुकाम से जहाँ जाग्रत अवस्था में 
उसकी बैठक है और वही कर्म और दुख सुख के भोग 
और देह और दुनिया के साथ बंधन का स्थान है, 
आहिस्ते आहिस्ते शब्द को सुनते हुए यानी जिस धार 


पर सुरत उतरी है, उसी धार को पकड़ के ऊँचे की 
तरफ चलाना और चढ़ाना शुरू करे तो इसी जिन्दगी 
में अपनी मुक्ति और विशेष आनंद की प्राप्ति होती हुई 
देख सकता है और यह वही रास्ता है कि जहाँ हो कर 
मरते वक्‍त सब जीवों को लाचार होकर जाना पड़ेगा 
और यही रास्ता निज घर का है जो कि सच्चा मुक्ति 
पद है। फिर बजाय अखीर वक्‍त पर जबरदस्ती से 
तकलीफ के साथ खींचे जाने के खुशी और शौक के 
साथ उस रास्ते पर जीते जी चलना और अपने सच्चे 
मालिक के जलवे को देखते हुए धुर मुकाम पर पहुँच 
कर उसका दर्शन और चरनो में बासा हासिल करना, 
कुल जीवो को, चाहे औरत होवे या मर्द, जरूर मुनासिब 
और लाजिम है। | 


| ६] चोथाभा [३३३ | भाग 


१७ - यह भेद और उपदेश इस वक्त मे सिर्फ 
राधास्वामी मत में जोकि संतों का निज मत है, जारी 
है और जो कोई सच्चा शौकीन होवे, वह राधास्वामी 
संगत में शामिल होकर उस भेद को दरियाफ्त कर 
सकता है ओर मुवाफिक हिदायत के कोई दिन अभ्यास 
करके थोड़ी बहुत कैफियत अपने अन्तर में देख सकता 
है और थोड़ा बहुत आनद और सरूर हासिल करके 
इस बचन की तसदीक और जाँच करके अपना परमार्थी 
भाग बढ़ा सकता है।। 

१८ - जो कोई संत बचन को नहीं मानेंगे और 
बे-परवाही और गफलत करके दुनिया के भोग व 
बिलास और मेहनत और मशक्कत में अटक रहेंगे, वे 
बारम्बार नीच ऊँच जोन और नीच ऊंच देश में देह 
धारन करके दुख सुख और मेहनत और मशक्कत के 
चक्कर में पड़े रहेंगे और चाहे जैसी करतूत रस्मी और 
नकली परमार्थ की करें, उनका सच्चा उद्धार हरगिज 
नही होगा यानी जनम मरन और कष्ट और क्लेश और 
माया के घेर से कभी छुटकारा नही होवेगा।। 


प्रकार साठ 


बाहरमुख शाब्द के वसीले से यह जीव 
देह, इंद्रिय और मन और भोगों के रस में 
बंध गया है और दुख सुख भोगला है। अब जो 
कोई अन्तर के शाब्द में सतगुरु से भेद लेकर 
चित्त लगावे तो वह आहिस्ते आहिस्ते चढ़ | 


| ३३८]  प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


कर एक दिन कुल मालिक के धाम मे पहुँच 
कर परम आनन्द को प्राप्त हो सकता है।। 


१ - सुरत रूह ऊंचे से ऊँचे धाम यानी कुल 
मालिक राधास्वामी दयाल के चरनो से उतर कर पिड 
में नेत्र के स्थान में बैठी है। इसी जगह इसका बधन 
देह और दुनिया के साथ हुआ और यही स्थान कर्म 
करने का है और यहाँ ही दुख सुख का भोग होता है।। 

२ - इसी आँखों के स्थान पर बैठ कर सुरत इद्रियों 
के वसीले से भोगों में और बाहरमुख शब्द में रची और 
दुनिया और उसके सामान का विस्तार किया ।। 

३ - सुरत असल में धुन रूप थी सो पिंड में बैठ 
कर इस लोक में भी शाब्द के साथ मेल करके कुटुम्ब 
परिवार और धन माल और भोगों मे फेंस गई और इसी 
देश के शाब्द के वसीले से कुल कार्रवाई कर रही है।। 


४ - बालकपन से माता पिता और कुटुम्ब परिवार 
और जिन जिन से काम पडता गया और व्यवहार बर्ता 
गया, उनके शाब्द में रची और बॅधी और दुनिया की 
कार्रवाई सीरवी और उसमें बर्तने लगी और नाच रग 
और गाने बजाने का रस और आनन्द लेने लगी । | 


५ - दुनिया में मन और इन्द्रिय और भोगो का सग 
करके इस कदर फॅसाव और घिराव सुरत का हो गया 
है कि अब बगेर मदद सतगुरु के इस कैद से छुटकारा 
मुमकिन नही है। बल्कि दिन दिन बंधनों के बढ़ाने की 
कोशिश की जाती है और जिस कदर विस्तार होता 
जाता है, उसी कदर खुश होकर अपने भागों को 
 सराहती है। । 


| ६] चोथाभा [३३५ | भाग 


६ - इस देश में जिस कदर कि आदमी आपस में 
मिलते हैं ओर मुहब्बत करते हैं, उसी कदर काल पुरुष 
यानी निज मन उनको आपस मे बॉधता और फंसाला 
चला जाता है और यह सब एक दूसरे को ससार में 
बराबर मदद दुनिया की तरक्की के वास्ते देते है और 
उसकी हानि में दुखी होते हैं।। 


७ - फिर ऐसी हालत में जीव की क्या ताकत है कि 
अपने बल से अपने छुटकारे की कोई तदबीर या जलन 
कर सके बल्कि अपने निज मालिक और निज घर को 
इस कदर भूल गया है और यहाँ के पदार्थो को देख 
करके इस कदर उन में भरम रहा है कि कभी अपने 
घर की सुध भी नही लेता और न ऐसे लोगों से कि जो 
घर का भेद और रास्ता बतावे और चलने मे मदद देवे, 
मिलना चाहता है बल्कि उनसे दूर भागता है और 
उनका बचन सुनना और मानना नहीं चाहता ।। 


८ - अब खयाल करो कि जब जीव, सुरत, अमर 
है और इस देश में थोड़े अर्से ठहरता है, फिर किस 
कदर नादानी और गफलत है कि इसी लोक के सामान 
और अपने कुटुम्ब, परिवार और बिरादरी के सग में 
दिल और जान से लिपटता है और उन्हीं को अपना 
आधार और सुख का कारन समझ कर उन में मजबूत 
और गहरी प्रीति करता है और अपनी मौत और इस 
देह और देश के छोड़ने की और फिर आइंदा कहाँ 
जाना और रहना होगा और वहाँ दुख मिलेगा या सुख, 
ज़रा भी सुध नहीं लेता और न खोज इस बात का 
करता है कि उसका करतार कौन है और कहाँ है और 

आया कोई ऐसा भी स्थान है कि जो हमेशा एक रस 


| ३३६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


कायम रहे और वहाँ पहुँच कर यह जीव भी अमर हो 
जावे और परम आनद और महा सुख इसको प्राप्त 
होवे। | 

९ - यह भेद और यह हाल सतो के सतसग से जो 
कि कुल मालिक के धाम के (जो महा आनद और महा 
सुख का भडार है) बासी हैं, मालूम हो सकता है और 
वे जीवों को गाफिल और भूला हुआ देख कर अति दया 
करके इस लोक में नर रूप धारन करके प्रकट हुए 
और अनेक रीति से जीवों को अपनी तरफ खींच कर 
भेद उनके सच्चे माता पिता कुल मालिक और उसके 
निज धाम का जोकि उनका निज घर है, समझाते हैं, 
और भी हाल इस देश का जोकि मन और माया का 
धाम है और जहाँ कोई चीज़ स्थिर नहीं है और उसके 
सुखों के साथ दुख भी लगा हुआ है और जिसको मौत 
के वक्‍त जरूर छोड़ना पड़ेगा, सुना कर जुगत अपने 
निज घर यानी कुल मालिक राधास्वामी के धाम में चढ़ 
कर पहुँचने की बताते हैं और मेहर करके अपना बल 
और मदद देकर जो कोई बचन माने, उससे रास्ता तै 
करा कर निज घर में पहुँचाते है और बारम्बार देह धरने 
और जनम मरन के चक्कर से कतई छुटकारा कराते 
है। । 

१० - अब जो जीव संतो को, मुवाफिक माता पिता 
और कुटुम्ब परिवार के, अपना हितकारी समझ कर 
उनके बचन को चित्त से सुनें और मानें और प्रीति के 
साथ उनका सतस करें तो वे ससार और उसके 
भोगो की तरफ से आहिस्ते आहिस्ते हटा कर और 
उपदेश देकर अतरमुख शब्द मे जो हर दम हर एक के 


घट में बोल रहा है, लगावें और तब रफ्ते रफ्ते अभ्यास 
करके अंतर में सुरत और मन जोकि ससार में लिपट 
रहे हैं, धुन का रस लेकर चलना और चढ़ना शुरू 
करेंगे। | 

११ - इस तरह जिस कदर सत सतगुरु और प्रेमी 
अभ्यासियों का सग बढ़ता जावेगा और बारम्बार सलसग 
के बचन सुन कर ससार का मोह घटता जावेगा, उसी 
कदर अतर शब्द और स्वरूप में रस मिलेगा और प्रेम 
बढ़ेगा और कुल मालिक राधास्वामी दयाल और सत 
सलगुरु की मेहर से रफ्ते रफ़्ते एक दिन निज घर में 
बासा मिल जावेगा ।। 


१२ - जैसा कि अतर और बाहर सतसग करके रस 
और आनद आवेगा, उसी कदर घट के शाब्द की 


महिमा और बड़ाई की ख़बर पड़ती जावेगी और उतना 
ही बाहर के शब्द से चित्त हटता जावेगा ओर वह रूखा 
और फीका मालूम पड़ेगा । | 

१३ - इस वास्ते कुल जीवों को मुनासिब और 
लाजिम है कि अंतर शाब्द की महिमा समझ कर संतों 
के सलसग में जरूर, वास्ते अपने जीव के कल्यान के, 
शामिल होवें और सुरत शब्द मार्ग का उपदेश जिसके 
सिवाय और कोई रास्ता कुल मालिक से मिलने और 
अपने निज घर मे उलट कर जाने का नही है, सन्त 
सतगुरु और उनके निज प्रेमी से लेकर जिस कदर बन 
सके, अभ्यास शुरू करें और अतर का थोड़ा बहुत रस 
लेवे। जो यह काम सच्चे मन से शुरू किया जावेगा तो 
जरूर सन्त सतगुरु और कुल मालिक उस अभ्यासी 
पर दया करेंगे और अतर में थोड़ा बहुत रस और 


| ३३८ | प्रेमपत्रराधास्वामी [ बचन | पत्र राधास्वामी 


आनन्द बरूशेंगे कि जिससे तरक्की दिन दिन होती 
जावे और एक दिन काम पूरा बन जावे।। 


१४ - जो जीव कि इस दुनिया की नाशमानता और 
मौल को हर दम सिर पर खड़ा देख कर नही चेतेंगे 
यानी गफलत और बे-परवाही सच्चे परमार्थ की तरफ 
से, नहीं छोड़ेंगे और अपने जीव के हमेशा के वास्ते 
सुखी होने का फिक्र नही करेंगे तो वे हमेशा जनम मरन 
के चक्कर में रह कर बारम्बार देह धरेंगे और दुख सुख 
भोगते रहेंगे। यह फल उनको बाहरमुख शब्द और भोगों 
मे रचने से मिलेगा और जो संतों के सलसग मे शामिल 
होकर अंतरमुख शब्द में लगेंगे तो एक दिन सच्चे 
मालिक के महल में बासा पाकर परम आनद को प्राप्त 
होंगे और काल और माया के घेर से जहाँ जनम मरन 
का चक्कर जारी है, पार हो जावेंगे।। 


प्रकार इकसठरवो 


दुनिया के भोगो और पदार्थो के लिये हर 
कोई सच्ची दीनला और मेहनत और हुकम 
बरदारी करता है, लेकिन परमार्थ के हासिल 
करने के लिये ऐसी कार्रवाई मुश्किल है, पर 
सच्चे खोजी और ददी से बन पड़ेगी और 
वही सतगुरु के सतसंग और उपदेश से पूरा 
पूरा फायदा उठावेगा यानी मेहर और दया 
और नाम की बख्शिश उसको मिलेगी । । 


| ७] चोथाभा [३३९ | भाग 
१ - दुनिया मे धन और भोगों की प्राप्ति के वास्ते 
सब लोग सच्ची दीनता और मेहनत और ताबेदारी 
करते हैं और हर तरह से अपने अफसर और मालिक 
को प्रसन्न करना चाहते हैं ताकि उससे ज्यादा फायदा 
हासिल होवे।। 


२ - इसी लरह वास्ते दूर होने बीमारी और दूसरी 
किस्म की लतकलीफो के हकीम और डाक्टर और 
सयानो की दीनता और खुशामद और धन की खिदमत 
करते हैं और जब आराम हो जावे, तब निहाय 
इहसानमंदी और शुकरगुजारी जाहिर करते हैं और 
वास्ते आइदे के मदद और काम लेने के उनसे मुहब्बत 
और मेल जारी रखते हैं।। 


३ - जब कभी किसी को खौफ किसी दुशमन या 
जानवर वगैरा का होता है, तब भी किसी धनवान या 
बलवान या हुकूमतवान की जो उस दुशमन को हटा 
सकता है या और तरह उसको जेर कर सकता है, 
खुशामद और दीनता करके अपना काम निकालते हैं 
और उसके साथ मेल और मुहब्बत रखते हैं। । 

४ - खुलासा यह है कि दीनता और खातिरदारी 
और खिदमत और खुशामद ऐसी भारी तदबीर है कि 
जिसकी मदद से सब तरह के काम आदमी अपने बना 
सकता है और कुल जीव इससे राजी होते हैं, यहाँ तक 
कि जानवर भी चाहे पालतू होवें या ख़ूँखार, मुहब्बत 
और खिदमत से राजी होकर अपने पालने वाले को 
प्यार करते हैं और वक्‍त सख्ती के अपनी ताकत के 
मुवाफिक उसकी मदद और रक्षा और पक्ष करते हैं।। 


| ३४०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


५ - दुनिया के कामो की सब को जरूरत पड़ती है 
और इस सबब से हर कोई आम तौर पर ऊपर के 
लिखे हुए तौर और कायदे के मुवाफिक जहाँ से उसका 
काम निकलना मुमकिन होवे, बे-तकल्लुफ जात पात 
और कौम और दरजे और मर्तबे का खयाल छोड़ कर, 
बर्ताव करता है और कोई किसी की शिकायत नही 
करता और न किसी पर तान मारता है।। 


६ - बाजे काम जो सरीह नाकिस और अपने 
मजहब और धर्म के बर-खिलाफ हैं लेकिन जो उनकी 
कार्रवाई जहाँ तहाँ जारी है यानी जो कोई चाहता है, 
वही उनको बे-तकल्लुफ और बे-खौफ करने लगता है 
जैसे जुवा खेलना, शराब पीना, मास खाना, तमाशबीनी 
करना, गैर कौम के शख्स से दोस्ती और मेल जोल 


और खान पान का बर्ताव बे-धडक करना और चोरी 
और दगाबाजी और जालसाजी वगैरा के काम करना 
वगैरा वगेरा तो जब वे किसी से अपनी बिरादरी मे बन 
पड़ते है तो कोई रोक टोक नही लगाता और चाहे पीठ 
पीछे बुराई करें लेकिन मुकाबले मे कोई तान नहीं 
मारता और न ऐसे काम करने वाले को धमकाता है या 
जात से खारिज करने का इरादा या तदबीर करता है 
और सब उसके घर और बिरादरी के लोग उसके साथ 
व्यवहार और बर्ताव ब-दस्तूर जारी रखते हैं। । 

७ - लेकिन सच्चे परमार्थ की कदर लोगो के चित्त 
में बहुत कम मालूम होती है। हरचद कि इस की 
जरूरत और बड़ाई दुनिया के कुल कामो ओर जरूरतों 
से ज़्यादा से ज़्यादा है यानी दुनिया के काम थोडे दिन 
या जिंदगी भर फायदा दे सकते हैं पर सच्चे परमार्थ 


| ७] चोथाभा [३४ | भाग 


की कार्रवाई में हमेशा का फायदा और आराम हासिल 
हो सकता है, फिर भी लोग ऐसे बे-परवाह और भूले हुए 
हैं कि उसकी जरूरत बहुत कम बल्कि बिलकुल नहीं 
समझते हैं और न उसके वास्ते कुछ तलाश या खोज 
या जतन करना चाहते हैं और परमार्थी शख्सों से 
मिलने में भी किसी कदर कराहियत और नफरत रखते 
है और उनको ओछा और नादान ख्याल करते हैं।। 


८ - जो कोई सच्चे परमार्थ की प्राप्ति के वास्ते 
किसी सन्त या साध या महात्मा का सलसग और सेवा 
करे या उनके चरनो में प्रेम प्रीत और दीनता करे तो 
दुनिया के लोग अनेक तरह के भरम उसकी निसबल 
उठा कर उसकी और सन्त सतगुरु और साध महात्मा 
की निन्दा करने और अनेक तरह के ऐब और इलजाम 


लगाने से नही डरते हैं बल्कि तरह तरह के खौफ 
दिखाते है और धमकियाँ देकर उसको परमार्थ से 
रोकना और हटाना चाहते हैं।। 


९ - परमार्थ के घर में सच्चे परमार्थियो को दीनता 
और सेवा करते हुए देख कर दुनिया के लोग बहुत 
नाराज़ होते हैं और हँसी उडाते हैं और धन खर्च करने 
वाले को नादान और दीवाना बताते है ताकि और कोई 
शख्स उसके साथ शामिल न होवे।। 


१० - सच्चे परमार्थियो को प्रेमा भक्ति के भाव और 
रीति में बर्ताव करते हुए देख कर उनके कुटुम्ब और 
बिरादरी के लोग जात पाल से निकाल देने का जलन 
बे-धड़क करने को तैयार हो जाते हैं और अनेक तरह 
की तकलीफ और दुख पहुँचाना चाहते हैं और आप 
उस जगह ज़रा भी दीनता और खिदमत नहीं करते हैं 


| ३४२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


बल्कि परमार्थ में ज्यादा अहकार ओर बे-परवाही दिखलाते 
है। । 

११ - यह सब दुनिया के लोग रस्मी और नकली 
परमार्थ की कार्रवाई थोड़ी बहुत कर रहे हैं और वहां 
भक्ति के सर्व अगो मे आप और उनके कुटुम्बी और 
बिरादरी, क्या स्त्री क्या पुरुष, बर्त रहे है और कोई 
किसी की शिकायत नहीं करता और न कोई किसी पर 
तान मारता है और बा-वजूदे कि उन कामो में कुछ 
फायदा जाहिर या अतर में मालूम नही होता पर ऐसी 
मज़बूत टेक और पक्ष उन कामो की बाँधी है कि छुड़ाये 
नही छोड़ते और जो कोई उन कामों को फिज़ूल और 
ओछा करके दिखलावे तो उसके साथ तकरार और 
हुज्जत बे-फायदा करके लड़ने को तैयार हो जाते है।। 


१२ - सबब इस किस्म के बर्ताव और चाल का इस 
दुनिया में यही है कि लोग सच्चे परमार्थ की महिमा 
और जरूरत नहीं जानते हैं और न सच्चे मालिक और 
उसके ऊँचे धाम से खबरदार है और न अपनी असलियत 
से वाकिफ हैं कि वे कौन हैं और कहाँ से आये हैं और 
कहाँ जायँगे। जो संतों का सलसग मयस्सर आता लो 
उनको खबर इन सब बातों की पड़ती और दुनिया के 
भी असल हाल को जानते, तब सच्ची कदर सच्चे 
परमार्थ और परमार्थियो की करते, लेकिन ब-सबब 
इजूम ओर कसरत यानी भीड़ भाड़ नकली और लिबासी 
और पाखडी परमार्थियो और उनकी ख़ुद-मललबी और 
बे-खबरी की कार्रवाई और रसूम वगैरा के, सतो का 
परमार्थ गुप्त रहा और खास खास लोगों को उसकी 

महिमा मालूम पड़ी, सो उनसे दुनिया के लोग जो 


| ६६ ].... चोथाभाग.... [३४३ | भाग 
नकली और रस्मी परमार्थ में बँधे हुए हैं, दूर रहे ओर 
पाखडी और ओछे परमार्थियो के बहकाने और भरमाने 
से बजाय संतों के सतसंग में शामिल होने के उनकी 
और उनके सलसग की निंदा करते रहे।। 

१३ - ऐसी हालत जगत के जीवो की देख कर कि 
सब चौरासी में चले जाते हैं और सच्चा उद्धार किसी 
का नही होता, कुल मालिक राधास्वामी दयाल आप 
सत सतगुरु रूप धारन करके इस दुनिया मे प्रकट इए 
और निज भेद अपना और तरीका सच्चे उद्धार का 
सुरत शाब्द मार्ग के वसीले से वर्णन किया और जीवों 
को दया करके समझाया कि जो इस देहमे न चेते तो 
फिर चौरासी मे भरमोरो और जुगत अभ्यास की ऐसी 
सहज कर दी कि लड़का जवान और बूढ़ा और औरत 
और मर्द उसको आसानी से कर सके और थोडे दिन 
के अभ्यास के बाद कुछ रस और आनन्द अंतरी मिल 
जावे। | 


१४ - जो कोई सच्चा परमार्थी होवे यानी जो 
बे-वास्ते और बे-सबब किसी की निंदा नहीं करता है 
और हर एक बात को तहकीक करके समझना चाहता 
है, वह संतों और उनके सतसंग की महिमा सुन कर 
जरूर उनके सनमुख आवेगा और भेद और जुगत 
दरियाफ़्त करके मगन होवेगा और उसकी भारी जरूरत 
समझ कर फौरन अभ्यास मे लग जावेगा और अंतर में 
थोड़ा बहुत रस और आनद लेकर अपने भागो को 
सराहेगा और गहरा प्रेम और सच्ची दीनता सत सलगुरु 
के चरनो मे करेगा और कोई खौफ या ख्याल दुनियादारौ 


| ३४८]  प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


का या उनकी पुरानी चाल ढाल या पुरानी रस्मो का 
दिल मे नहीं लावेगा।। 


१५ - ऐसे जीव सत सतगुरु के दयापात्र कहलाते 
हैं और अपनी सेवा और करनी वगैरा से दिन दिन मेहर 
और दया विशेष हासिल करके कुल मालिक राधास्वामी 
दयाल के चरनों में विश्राम पाते हैं और वही स्थान सच्चे 
और पूरे उद्धार का है और जो कोई ऐसे परमार्थियो का 
संग देगा, उस पर भी ऐसी ही बखशिश होवेगी ।। 


१६ - जो कोई मन हठ और अहंकार और मूर्खता 
करके संतों के परमार्थ की कदर नही करेगा और 
बजाय उनके सलसग मे शामिल होने के उन की और 
उनके प्रेमी सेवकों की निदा और बुराई करेगा या 
उनसे विरोध बाँधेगा, वह काल और कर्म और मन और 


माया के जाल में फॅसा रहेगा और अपनी करनी के 
मुवाफिक नीच ऊँच जोन और नीच ऊंच देश मे भरमता 
रहेगा यानी बारम्बार देह धरके दुख सुख का भोग 
करता रहेगा और कभी सच्चे मालिक का दर्शन उसको 
नही मिलेगा | | 

१७ - इस वास्ते सब जीवो को जो अपने जीव का 
कल्यान चाहते हैं, मुनासिब और लाजिम है कि संत 
सतगुरु और उनकी सगल के साथ दीनता और भाव से 
बर्ताव करें और जैसे बने सतसग और सेवा करके 
उनकी दया और प्रसन्नता हासिल करें तो उनके जीव 
का सहज में कारज बनना मुमकिन है यानी माया के 
घेर से निकल कर सच्चे मालिक के धाम में बासा 
मिलेगा और हमेशा के वास्ते महा आनद और सुख को 

प्राप्त होंगे । | 


| ६२] चोथाभाग [३४५ | भाग 
प्रकार बासठवों 

ससार मे बाहर और अन्तरमुख करनी 
परमार्थ की, वास्ते हासिल करने अपने मत 
के सिद्धान्त के, बाजे लोग करते हैं और तन 
मन धन भी लगाते हे बल्कि कोई कोई निहायत 
कष्ट धारन करते हैं, लेकिन पूरा कारज 
उनका नही बनता, पर जो कोई इसी कदर 
बल्कि थोड़ी उससे कम कार्रवाई सलत सलगुरु 
के चरनो मे करे तो उसको सच्चा परमार्थ 
हासिल होवे यानी अमर धाम मे परम आनन्द 
को प्राप्त होवे । | 


१ - दुनिया मै अनेक मत जारी हैं और हर एक मत 
मे अनेक फिरके हैं और हर एक मत और फिरक में 
कार्रवाई परमार्थ की बाहरमुख जेसे बाहर की पूजा ओर 
रसूम और कर्म और बानी का पाठ वगैरा और कुछ 
अलरमुख जैसे सफाई मन और इद्रियों की सुमिरन 
और ध्यान या मुद्रा और प्राणो का साधन करके, जारी 


है।। 


२ - बहुत से लोग तो बाहरमुख या जाहिरी कार्रवाई 
बतौर पुरानी रसम और चाल के करते हैं और उनके 
दिल पर उसका असर बहुत कम बल्कि बिलकुल नहीं 
होता और उन में से बहुत कम ऐसे हैं कि जो इस 
कार्रवाई को साथ यकीन और पूरी तवज्जह के अंजाम 

देते हैं। इनके मन पर उस कार्रवाई का असर उसी 


| ३४६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


वक्त थोड़ा बहुत होता है लेकिन बाद छोड़ने उस 
कार्रवाई के जबकि दुनिया के कामों में लग जाते हैं, 
तब उसका असर कुछ नहीं रहता ।। 

३ - बाजे जीव कुछ अतरमुख कार्रवाई करते हैं। 
इन में से अक्सर वास्ते हासिल होने सिद्धि या शक्ति या 
कोई और दुनियावी मतलब की नज़र से जेसे प्राप्ति 
तन्दुरुस्ती और धन और माल और तरक्की कुटुम्ब और 
परिवार वगैरा के, यह काम करते हैं और बहुत कम 
ऐसे है कि जिनका मतलब प्रसन्न करने अपने इष्ट और 
प्राप्ति उसके दर्शन और धाम के और बचाव दुक्खों 
और चिन्ता वगेरा से होता है। यह लोग वह कार्रवाई 
बगेर मदद ओर हिदायत, गुरू वाकिफकार और अभ्यासी 
के, नही कर सकते हैं लेकिन ऐसे गुरू भी दुर्लभ और 
नायाब हैं और सच्चे शौकीन भी कोई बिरले जीव होते 
है। । 

४ - जोकि हर एक मत और उसके फिरको का 
इष्ट अक्सर जुदा जुदा है, इस सबब से इन परमार्थियो 
का सिद्धान्त भी अलेहदा अलेहदा होता है। लेकिन इन 
मे से कोई भी सच्चे और कुल मालिक और उसके धाम 
के भेद से वाकिफ नही है और न उनके मत के आचार्यो 
को इस हाल की खबर हुई । । 


५ - और जो कि सब मतों का सिद्धान्त रास्ते में 
किसी न किसी मज़िल तक रहा और धुर धाम का भेद 
और पता उनको मालूम नही हुआ, इस सबब से सब 
ओछे रहे और जब कुछ उनको फायदा अपने मत की 
कार्रवाई से हासिल हुआ तब किसी न किसी अग और 

ढंग से दुनिया की तरफ झोका खागये यानी उनके मन 


| ६२] चोथाभा [३४७ | भाग 


में मुख्यता अपने इष्ट से मिलने की जेसा कि चाहिये, 
न रही यानी जाहिरी मान बड़ाई और जीवों की भीड़ 
भाड बढ़ाने की ख्वाहिश जबर पड़ी और मतलब इस 
काम में यह समझा गया कि अंधेरा और गफलत दूर 
करने और पर उपकार और जीव के कल्यान के निमित्त 
यह कार्रवाई की जाती है।। 

६ - जो ऐसे पेशवा लोग पहिले अपने जीव का 
सच्चा कल्यान कर लेते यानी माया के घेर के पार हो 
जाते तो अलबत्ता उनका यह कहना और पर-उपकार 
का काम करना दुरुस्त होता यानी वह जीवों को ऐसी 
जुगल और तदबीर बताते कि जिससे उनके मन से 
हवा व हविस दुनिया और उसके सामान की, दूर या 
कम होती जाती और बजाय उसके थोड़ा बहुत प्रेम 
और भक्ति मालिक के चरनों की उनके मन में पैदा 
होती, लेकिन जो ऐसी हालत न हुई यानी मालिक के 
प्रेम का रंग नही चढ़ा तो यह काम कच्चा रहा और 
उसमें जीव का उपकार असल मे कुछ नहीं हुआ।। 

७ - जो गौर और ताम्मुल से, बगैर पक्षपात के, 
नजर फैला कर हाल हर एक मत के पेशवाओ और 
आचार्यो का इस जमाने मे देखा जाता है तो मालूम 
होता है कि उनके पास कोई जुगत या अभ्यास इस 
किस्म का कि जिससे अन्तःकरण की सफाई होवे और 
मालिक के चरनों का प्रेम मन में पैदा होवे और बसे, 
नहीं है और न उन पोथियों और किताबों मे जो वह 
पढ़ते और पढ़ाते हैं, इस किस्म का अभ्यास खोल कर 
थोड़ी बहुत तफसील के साथ लिखा है। इस सबब से 
वे और उनके सगी जीव अतर में खाली नजर आते हैं। 


| ३४८ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


हरचद बाहर से बाते बहुत बनाते है, पर उनका अमल 
दरामद यानी अभ्यास उनकी रहनी और बर्ताव वगैरा 
से जैसा चाहिये, जाहिर नही होता और इस सबब से 
उनके उद्धार और सिद्धान्त पद की प्राप्ति मे भी शक 
और शुभा रहता है। । 


८ - जो नतीजा कि ऊपर निकाला गया, इस का 
भारी सबूत यह है कि इन सब मतों में कहीं जिक्र 
मालिक के निज धाम का और भेद रास्ते और मजिलो 
का, और भी पिंड में जीव की बैठक का, साफ तौर पर 
और सिलसिलेवार नहीं है और न चलने और चढ़ने का 
तरीका और अभ्यास समझाया है बल्कि बहुत से लोग 
मालिक को सर्व व्यापक यानी हर जगह मौजूद समझ 
कर उससे मिलने के लिये चलने और चढ़ने को भरम 
मानते हैं और मालिक की खुसूसियत किसी मुकाम या 
धाम से नहीं करते क्योंकि वे कहते हैं कि मुकाम और 
धाम मुकर्रर करने में मालिक महदूद हो जाता है।। 

९ - इस बयान से इन सब मत वालो की बे-खबरी 
और ना-वाकिफकारी कमाल दरजे की जाहिर होती है 
और इस भेद के न होने से इनके मत बिलकुल ओछे 
और मन और बुद्धि के बनाये और गढ़े हुए साबित होते 
है।। 

१० - संत जो कुल मालिक के भेदी और उसके 
खास मुसाहब या निज पुत्र हैं, फरमाते हैं कि वह 
मालिक अपनी किरनियों यानी चैतन्य धारों से सब 
जगह मौजूद है और वे किरनियाँ यानी रूहें कुल रचना 
का कारज दे रही हैं और उसका निज रूप और निज 

धाम सब से न्यारा और ऊँचे से ऊँचा है और वहाँ माया 


| ६२] चोथाभाग [३४९ | भाग 


का जिसके मसाले से तीन लोक की रचना की देहियाँ 
बनी हैं और उन में सुरतें यानी रूहें बैठ कर कार्रवाई 
कर रही हैं, नाम और निशान भी नहीं है।। 

११ - वह कुल मालिक और उसकी किरनियाँ माया 
से जुदी हैं। लेकिन जब कि वे माया के घेर में उतर 
कर आई, वहाँ से माया उनका गिलाफ या खोल होती 
चली आई यानी जिस कदर कि उनका उतार माया के 
घेर में हुआ, उसी कदर उन पर गिलाफ पर गिलाफ 
चढ़ते चले आये क्योंकि माया में दरजे हैं, इस सबब से 
सामान्य और विशेष चैतन्य का भेद हर एक दरजे या 
मंडल में होता चला आया है।। 


१२ - इस बयान का सबूत यह है कि हरचंद चैतन्य 
सब जगह मौजूद है, पर बगैर मदद अपने से विशेष 


चैतन्य के, कुछ कार्रवाई रचना वगैरा की नहीं कर 
सकता, जेसे इस लोक का चैतन्य बिदून मदद सूरज 
की किरनियों के, जो इसका विशेष चैतन्य है, कुछ 
कार्रवाई उत्पत्ति और पालन इस देश की रचना की, 
नहीं कर सकता। इसी तरह यह सूरज निरंजन रूपी 
सूरज के आधीन है और उसके गिर्द मय अपने तारौ के 
घूम रहा है और वह सूरज पार-ब्रह्मा रूपी सूरज के और 
यह सत्त पुरुष रूपी सूरज के और वह कुल मालिक 
राधास्वामी दयाल के आधीन है। यह सब सूरज एक 
दूसरे के विशेष चैतन्य हैं और राधास्वामी दयाल महा 
विशेष चैतन्य हैं और वही कुल मालिक हैं।। 


१३ - अब खयाल करो कि जो लोग चैतन्य को सर्व 
व्यापक मान कर चलने चढ़ने को भरम कहते हैं, वे 
किस कदर गलती मे पड़े हैं ओर किलना भारी अपना 


| ३५०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


अकाज कर रहे हैं। इस वास्ते हर एक परमार्थी को 
चाहिये कि संत सतगुरु की जुगल लेकर अपने घट में 
चलने और चढ़ने का अभ्यास, इस मतलब से कि एक 
दिन कुल मालिक के धाम में पहुँच कर उसका दर्शन 
करे और वही बासा पावे, करना मुनासिब और ज़रूर 
है और नहीं तो, भारी अकाज होगा।। 


१४ - सत सतगुरु ने साफ साफ फरमाया हे कि 
जीव यानी सुरत कुल मालिक राधास्वामी दयाल की 
अस है और इस बेगाने यानी माया के देश में उतर कर 
देह और मन और इद्रियों के साथ भोगों और पदार्थो में 
बँध गई है, सो जब तक इस देश को छोड़ कर अपने 
निज घर में न पहुँचेगी तब तक सुखी नही होगी और 
वास्ते छोड़ने इस देश के, सुरत शब्द मार्ग का अभ्यास 


कराते हैं।। 

१५ - शाब्द, चैतन्य और जान और नूर की धार को 
कहते हैं। यही कुल का करतार है और इसी के वसीले 
से कुल रचना का काम चल रहा है। इसी चैतन्य धार 
पर सुरत पिंड में उतरी है और इसी को पकड़ के 
अपने घर की तरफ उलट सकती है। इस वास्ते जिस 
मत मे शाब्द का भेद और उसके अभ्यास की जुगल नही 
है, वह मल थोथा और खाली है और चाहे कोई किसी 
किस्म का अभ्यास अंतरमुख करे, पर उससे सच्चा 
और पूरा उद्धार नही होगा। जो उस अभ्यास मे चढ़ाई 
भी है तो भी वह अभ्यासी कहीं न कही माया के घेर में 
रहेगा और जनम मरन के चक्कर से उसका बचाव 
हरगिज़ नहीं होगा ।। 


| ६] चोथाभ [३५१ | भाग 


१६ - इस वास्ते सत अति दया करके फरमाते हैं 
कि सब जीवों को, चाहे औरत होवे या मर्द, जो अपने 
जीव का कारज बनाना चाहते हैं, लाज़िम है कि संतों 
के चरनो की सरन लेकर सुरत शाब्द मार्ग का अभ्यास 
शुरू करें तो उनका बचाव चौरासी और जनम मरन के 
चक्कर से सहज में हो जावेगा । | 


१७ - सुरत शब्द मार्ग की ऐसी महिमा है कि जो 
कोई सत सतगुरु से उपदेश लेकर थोड़े दिन भी 
उसका अभ्यास करे तो भी वह जीव चौरासी में नही 
जावेगा और सत सतगुरु की दया से चार जनम में 
उसका काम पूरा बन जावेगा यानी धुर धाम मे पहुँच 
जावेगा और जब तक ऐसा न होगा, वह अच्छे कुल में 
जनम लेकर ब-दस्तूर अपना अभ्यास सत सतगुरु के 


सलसग मे शामिल होकर करता रहेगा और हर जनम 
उसका पहिले जनम से बेहतर होगा।। 


१८ - हरचंद कुल मालिक राधास्वामी दयाल ने 
सन्त सतगुरु रूप धारन करके शब्द के अभ्यास को 
निहायत सहज कर दिया है कि लड़का जवान और 
बूढ़ा बगेर छोड़ने घर बार और रोज़गार के, सहज में 
कर सकते हैं, लेकिन जब तक कि राधास्वामी दयाल 
और सत सतगुरु की दया शामिल न होवे, तब तक 
इस अभ्यास का किसी से दुरुस्ती से बन पड़ना 
मुशाकिल बल्कि ना-मुमकिन है।। 

१९ - और मतों के अभ्यास को चाहे जो कोई 
काष्टा धारन करके या हठ के साथ कर लेवे पर 
राधास्वामी मत का अभ्यास सुरत शाब्द योग का कोई 


| ३५२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


जीव कामयाबी के साथ बगैर संत सतगुरु की दया के 
नहीं कर सकता । | 


२० - जो कुल मालिक राधास्वामी दयाल और सत 
सतगुरु की दया शामिल हाल होवे तो थोड़ी सी मेहनत 
और तवज्जह के साथ कार्रवाई करने से पूरा फल मिल 
सकता है यानी सत सतगुरु अपनी दया का बल देकर 
अभ्यास करावेंगे और मेहर से उस मे कामयाबी बर्‌व्हौगे | । 


२१ - जीव निहायत निबल है और मन और माया 
और काल और कर्म वगैरा का जो परमार्थ मे विघ्न 
कारक हैं, मुकाबला नहीं कर सकता और न उनको 
हटा सकता है लेकिन सन्त सतगुरु अपनी दया से 
उससे जिस कदर कार्रवाई मुनासिब हो, करा सकते हैं 
और तीन चार जनम में घुर पद में पहुँचा सकते हैं और 


मन और माया और काल को भी हटा सकते हैं। इस 
वास्ते सच्चे परमार्थी और दर्दी जीवों को मुनासिब है 
कि संत सतगुरु और उनके सतसंग की सरन लेकर 
कार्रवाई शुरू करें तो उनका काम सहज मे बन 
जावेगा । | 

२२ - संतों का मार्ग प्रेमाभक्ति का है यानी बगैर 
सत सतगुरु और सच्चे मालिक के चरनों में थोड़ा बहुत 
प्रेम और प्रीत लाने के शाब्द का अभ्यास दुरुस्ती से 
नही बन सकता है और यह प्रेम सन्त सतगुरु की दात 
और बख्शिश है यानी उनके सलसग और सेवा से पैदा 
होगा और अभ्यास करके दिन दिन बढ़ता जावेगा और 
एक दिन धुर घर में पहुँचा कर छोड़ेगा। प्रेमी से सब 
काम कैसे ही कठिन होवें, आसानी से बन सकते हैं 


| ६३] चोथाभा [३५३ | भाग 
और उनके करने में उसको रस और आनंद मिलता है 
और न करने में दुख और क्लेश होता है।। 

२३ - प्रेम ऐसी भारी दौलत और शक्ति है कि कुल 
मुशकिलो को आसान करके प्रेमी को उसके प्रीतम से 
मिला देती है और सब विघ्नों को सहज में हटाती चली 
जाती है ओर जोकि यह दौलत कुल मालिक राधास्वामी 
दयाल और संत सलगुरु की मेहर की दात है, इस 
वास्ते सर्व शक्तियाँ इस अचरजी दया और शक्ति के 
आधीन हैं। जिसको यह दौलत थोड़ी बहुत मिली है या 
मिलती जाती है, वही जीव बड़भागी हे और उसी को 
संत सतगुरु का मंजूर और अपनाया हुआ समझना 
चाहिये और उसी का एक दिन उनकी दया से सच्चा 
और पूरा उद्धार हो जावेगा।। 


प्रकार तिरेसठवाँ 

कुल जीव मालिक को मान कर और 
अपने अपने मत के मुवाफिक उसका निश्चय 
करके थोड़ी बहुत कार्रवाई भी कर रहे हैं, पर 
हालत किसी की नही बदलती यानी मन के 
विकार दूर नहीं होते और प्रेम का रग नहीं 
चढ़ता, लेकिन जो जीव कि सत सतगुरु का 
निश्चय करके उनके सतसग और सरन में 
आये हैं, उनकी हालत भी आहिस्ते आहिस्ते 
बदलती जाती है और सच्चे मालिक 


| ३५४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


राधास्वामी दयाल के चरनों की प्रीति और 
प्रतीत भी उनके मन में बढ़ती और मज़बूत 
होती जाती है और जोकि यह हालत बिना 
सलसग सतगुरु के हासिल नहीं हो सकती, 
इस वास्ते सब से पहिले खोज करके सत 
सतगुरु या उनकी सगल से मिलना चाहिये 
और उपदेश लेकर सुरत शब्द मार्ग का 
अभ्यास करना चाहिये । | 

१ - जितने मत दुनिया में जारी हैं और जो जो 
जीव उनमे शामिल हैं, वे सब मालिक का इष्ट बाँध 
कर अपने २ मत के आचार्यो की हिदायत के मुवाफिक 
थोड़ी बहुत कार्रवाई परमार्थ की कर रहे हैं। यह 
कार्रवाई बहुत करके बाहरमुखी है और कही कही थोड़ी 
अंतरी भी जारी है, पर सिवाय बिरले भोले और प्रेमी 
जीवों के आम तौर पर किसी की हालत नहीं बदलती 
है यानी मन के विकार दूर नही होते और प्रेम का रंग 
नहीं चढ़ता है।। 


२ - सबब इसका यह है कि जहाँ बाहरमुखी 
कार्रवाई परमार्थ की जारी है, वहाँ हरचंद प्रेम की बानी 
और बचन पढ़ते हैं और गाते है, लेकिन उनका असर 
उसी वक्‍त तक रहता है, बाद उसके फिर कोई 
अभ्यास इस किस्म का नहीं किया जाता है कि जिससे 
वह प्रेम मन के अन्दर धसे और ठहरे। | 


३ - और जहाँ कुछ अतरी अभ्यास जारी है, वह 
बहुत करके वास्ते सफाई अतःकरण के या किसी अंग 


| ६३] चोथाभा [३५५ | भाग 


के, स्थूल देह में करते है और इसी में उम्र गुज़ार देते 
है, पर मालिक के चरनो का प्यार दिल मे नहीं आता, 
न उसके दर्शनो की इच्छा पैदा होती है।। 


४ - बहुत से मज़हबों का ऐसा खयाल है कि 
मालिक अगम है और कोई उसको लख नही सकता 
और न कोई उसका खास स्थान है कि जहाँ चल कर 
कोई पहुँचे बल्कि वह सब जगह मौजूद है और जो 
कोई नेक काम करेगा और उसकी महिमा और स्लुति 
गावेगा तो उसको बहिश्त या बैकुठ में बासा मिलेगा 
और वहाँ उमदा भोग व बिलास उसको प्राप्त होगे।। 


५ - लेकिन मालूम होना चाहिये कि यह बहिश्त या 
बेकुठ या स्वर्ग एक ऊँचा लोक है और जोकि वह माया 
की हद में वाके है, इस सबब से परलय या महा परलय 
मे उसका अभाव हो जाता है और वहाँ के बासी जीव 
फिर जनम मरन के चक्कर में आते हैं।। 

६ - बाजे मजहब वाले ऐसा खयाल करते हैं कि 
ब्रह्म सब जगह मौजूद है और वे आप भी वही स्वरूप 
है और तन मन और डद्रियाँ माया का कारज और 
नाशमान हैं और स्वाभाविक ससार और उसके भोगों में 
बर्तते हैं, सो इस बर्ताव का असर ब्रह्मा तक नही 
पहुँचता, वह सदा निरलेप है और जीव भरम करके 
अपने ब्रह्मा स्वरूप को भूल गये हैं सो ज्ञान की पोथियाँ 
पढ़ कर इस बात का निश्चय करना चाहिये कि हम 
ब्रह्म है और तन, मन और इन्द्रियाँ और कुल माया के 
पदार्थो से न्यारे हैं, ऐसा निश्चय करने से वक्त मौत के 
जब इस देह और दुनिया से छुटकारा होगा, तब विदेह 

मुक्ति हासिल हो जावेगी और इस मुक्ति के हासिल 


| ३५६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


करने के वास्ते, और कोई जलन जरूर नहीं है और न 
चलना और चढ़ना दरकार है, क्योकि ब्रह्म सब जगह 
मौजूद और भरपूर है।। 


७ - लेकिन यह खयाल इन लोगो का किसी कदर 
गलत है, क्योकि हरचन्द ब्रह्म सब जगह मौजूद है, पर 
माया के आवरण यानी गिलाफो से ढका हुआ है और 
जब तक योग अभ्यास करके यह परदे नहीं फोड़े 
जायेगे, तब तक उसका दर्शन यानी उससे मिलना 
मुमकिन नहीं है। इस वास्ते यह लोग जब तक कि 
अपनी ज़िदगी में गिलाफो यानी देहियो के बधन काट 
कर या ढीले करके ब्रह्म का दर्शन नही करेंगे, तब तक 
मरने के वक्त ब्रह्म पद में पहुँच कर बासा नही पा 
सकते हैं यानी ब्रह्म से मिल नहीं सकते और अपने कर्म 
अनुसार और जबर स्वभाव और बासना के मुवाफिक 
फिर देह के बंधन में आवेगे यानी उनको मुक्ति हासिल 
नहीं होगी । | 

८ - जो किसी बिरले जीव से इस किस्म की 
धारना कि मैं ब्रह्म हूँ, दुरुस्त भी बन पड़ी और निश्चय 
उसका बहुत पक्का और मजबूत हो गया तो वह 
मनाकाशा के चैतन्य से मिल कर कुछ अर्स के वास्ते 
सुख स्थान पावेगा और फिर देह धारन करेगा और 
ब-दस्तूर जनम मरन के चक्कर मे आवेगा।। 

९ - बाजे जीव किसी औतार स्वरूप या महात्मा 
या पैगम्बर और औलिया वगेरा की टेक बॉध कर ऐसा 
निश्चय करते हैं कि जो वे उनके हुक्म के मुवाफिक 
थोड़ी बहुत कार्रवाई परमार्थ की बाहरमुख करेंगे या 

अतर मे थोड़ा बहुत सुमिरन और ध्यान अपने इष्ट का 


| ६३ ]..... चोथाभा..... [३५७ | भाग 


(चाहे वह बे-ठिकाने है) करेंगे तो वह इष्ट उनका 
अखीर वक्‍त पर सहाई होगा और सुख स्थान में बासा 
देगा या जो वे किसी लोक में फिर जनमेंगे तो अच्छे 
कुल में पैदा होकर दौलत और उमदा भोग और पदार्थ 
पावेंगे और बहुत ख़ुशी के साथ गुज़रान करेंगे।। 


१० - ऐसा निश्चय और यकीन धारन करना बगैर 
अंतरी अभ्यास के बहुत मुशकिल है, पर जो किसी 
बिरले जीव से यह कार्रवाई बन पड़ी तो यह बात 
मुमकिन है कि जो उससे शुभ कर्म बन पड़ेंगे और वह 
पूरे यकीन के साथ किसी ओतार स्वरूप या महात्मा या 
पैगम्बर का भरोसा करेगा तो उसको मरने के बाद कोई 
सुख स्थान में (संतों के तीसरे दरजे की हद्द में) कुछ 
अर्स के वास्ते बासा मिल जावेगा या इसी लोक में 
उम्दा जनम धारन करेगा, पर जनम मरन और सुख 
दुख का चक्कर इस करनी से नहीं मिटेगा और हमेशा 
का आनंद प्राप्त नहीं होगा।। 


११ - इसी तरह जो किसी से प्राण योग या मुद्रा 
का साधन (जोकि निहायत कठिन और खतरनाक 
अभ्यास है) दुरुस्ती से बन पड़ा तो उसको इसी 
जिन्दगी मे कुछ अतर में रस और आनद मिल जावेगा 
और अखीर वक्‍त पर उसकी सुरत खिच कर परमात्म 
पद या ब्रह्म के मुकाम तक पहुँचेगी और वहाँ कुछ 
काल आनंद का भोग करेगी या ब्रह्म में लीन होकर 
बे-खबर रहेगी लेकिन कुछ अर्स के बाद यानी प्रलय या 
महा प्रलय के समय फिर किसी न किसी लोक में 
जनम धारन करके देह के बधन में आवेगी यानी सच्ची 

मुक्ति हासिल नहीं होवेगी।। 


| ३५८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


१२ - आम जीव कुल मतों के जो खान पान और 
भोग बिलास में अटके रहेगे, वे अपनी करनी का फल 
भोरोंरो और जेसे शुभ अशुभ कर्म उनसे बनेंगे, उसके 
मुवाफिक बारम्बार देह धर के दुख सुख भोगते रहेगे।। 


१३ - अब मालूम करना चाहिये कि सच्चा और पूरा 
उद्धार जीव का बगेर दया सत सतगुरु के हरगिज़ नही 
हो सकता । इस वास्ते कुल जीवो को जो अपना 
कल्यान चाहें, मुनासिब और लाजिम है कि पहिले सत 
सतगुरु या उनकी संगत का खोज लगा कर उस में 
शामिल होवे और सलसग करके अपने भरम दूर करावें 
और भेद और महिमा सच्चे और कुल मालिक की 
समझ कर उसके चरनो का इष्ट मजबूत बॉघे और जो 
जुगल कि सत सतगुरु बतावे, उसके मुवाफिक विरह 
और प्रीत के साथ अभ्यास शुरू करें, तब रास्ता उनके 
उद्धार का जारी होगा।। 

१४ - संतों के सलसग की ऐसी महिमा है कि जो 
जीव थोड़े शौक के साथ भी उनके चरनों में आवें तो 
वे बचन सुना कर दिन दिन उसके मन मे से ससार का 
भाव और प्यार और भोगो में आशक्ति कम करते जावेगे 
और कुल मालिक राधास्वामी दयाल और उनके धाम 
की महिमा समझा कर उसके चरनों में प्यार और 
दर्शनो का शौक बढ़ाते जावेगे और सुरत शब्द मार्ग का 
उपदेश देकर और भेद रास्ते और मज़िलों का जना 
कर उसके मन और सुरत को अतर में आँख के मुकाम 
से जहाँ कि कुल जीवों की बैठक है, ऊँचे यानी निज 
धाम की तरफ सरकाते जावेगे और थोड़ा बहुत रस 
और आनन्द अतर में देकर उसका शौक बढ़ाते जावेगे। | 


| ६३] चोथाभा [३५६ | भाग 


१५ - इस तरकीब से सच्चे और प्रेमी अभ्यासी की 
हालत आहिस्ते आहिस्ते बदलती जावेगी यानी मन की 
मलीनता और विकार किसी कदर घटते जावेगे और 
कुल मालिक के दर्शनों का शौक और चरनो में प्यार 
उसके मन में पैदा होकर बढ़ेगा और सुरत शब्द मार्ग 
के अभ्यास मे प्रीत जागेगी और ससार और उसके भोग 
और सामान की तरफ से चित्त उदासीन होता जावेगा। | 


१६ - जाहिर है कि बिना प्रीत और शौक के कोई 
काम दुनिया और परमार्थ का दुरुस्ती के साथ नहीं बन 
सकता है और बगेर प्रेम और मुहब्बत के कोई किसी से 
नहीं मिल सकता है। इस वास्ते जब सच्चे परमार्थी के 
मन में मालिक के चरनो का प्रेम आया और शोक दर्शन 
का पैदा हुआ, तब जरूर वह एक दिन सत सतगुरु की 


दया से निज धाम मे पहुँच कर राधास्वामी दयाल का 
दर्शन पावेगा और उसी शख्स से अभ्यास भी आसानी 
और दुरुस्ती के साथ बन पड़ेगा यानी रास्ता आहिस्ते 
आहिस्ते तै होता जावेगा। इसी का नाम सच्ची मुक्ति 
और पूरा उद्धार है।। 

१७ - यह हालत और कैफियत सच्चे परमाथी की 
जैसा कि दफा (१५) - में लिखा है, इसी जिन्दगी में 
थोड़ी बहुत पैदा होती हुई नजर आवेगी और अतर में 
मालिक की दया के परचे पाकर उसकी प्रतीत और 
प्रीत मज़बूत होती जावेगी । तब सच्चा खौफ और सच्चा 
भाव मालिक का मन में पैदा होगा और फिर नाकिस 
कर्म उस शख्स से बहुत कम बल्कि बिलकुल नहीं 
बनेंगे और भक्तो और प्रेमियो के मुवाफिक उसकी रहनी 
और व्यवहार होता जावेगा और अंतर में उसको पूरा 


ष 


| ३६०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


यकीन हो जावेगा कि इसी कार्रवाई से मैं देह और 
दुनिया से न्यारा होकर और माया के घेर से निकल कर 
एक दिन धुर घर में जो महा सुख और महा प्रेम का 
भडार है, पहुँच कर अपने मालिक का दर्शन और 
उसके चरनों मे विश्राम पाऊँगा ।। 

१८ - सब मतों में मालिक को अरूप कहा है और 
इस सबब से उसका ध्यान कुछ नहीं बन सकता, सिर्फ 
आकाशवत अनुमान करके और उसको सर्व व्यापक 
समझ कर बे ठिकाने ध्यान लगाते हैं। इस सबब से 
चाहे मन और इद्ियाँ कुछ सिमट जावे लेकिन चढ़ाई 
सुरत और मन की नही हो सकती और हालत भी जेसी 
चाहिये, नहीं बदलती और जो किसी कदर बेराग पैदा 
हो जावे, उसके कायम रहने का एतबार नही हो सकता 
और न अखीर वक्त पर संतों के तीसरे दरजे यानी 
मलीन माया के देश के ऊपर सुरत का गुज़र या 
ठहराव मुमकिन है।। 

१९ - संत मत में भी मालिक को अरूप कहा है 
और शाब्द स्वरूप से उसका जहूरा और प्रकाशा वर्णन 
किया है ओर इसी स्वरूप से वह सब जगह प्रकट और 
भरपूर है और जो आदि धार शब्द की कुल मालिक के 
चरनों से निकली, वही उतार के वक्‍त जगह जगह 
मंडल बाँधती हुई और रचना करती चली आई । उस 
आदि धुन और धार का भेद मुकामवार संतों ने खोल 
कर समझाया है। उसी धुन को चित्त से सुनना और 
उसके आसरे सुरत को उस मुकाम की तरफ जहाँ से 
कि वह धुन आती है, चढ़ाना, सुरत शब्द का अभ्यास 
कहलाता है। इस तरकीब से अरूप का ध्यान भी 


Ey 


| ६४] चोथाभाग [३६१ | भाग 


दुरुस्त बनता है क्योंकि शब्द भी अरूप है और ऊँचे 
मुकामों पर चढ़ कर उस से मेला भी होता जाता है 
और रफ्ता रफ्ता धुर मुकाम पर जहाँ से आदि शब्द 
प्रकट हुआ, पहुँचना मुमकिन है। सिवाय इसके और 
कोई जुगल माया के घेर से निकल कर पार पद में 
जाने की नहीं रक्खी गई । इस वास्ते जिस मत में शब्द 
का मुकामवार भेद और उसके वसीले से सुरत की 
चढ़ाई का अभ्यास जारी नहीं है, वह मत थोथा है और 
उस मे पूरा और सच्चा उद्धार जीव का हरगिज़ 
मुमकिन नहीं है।। 


२० - अब दुबारा खोल कर कहा जाता है कि 
जिसको अपने जीव का कल्यान मंजूर है, उसको 
चाहिये कि सत सरन में आवे और उनके सतसग में 
शामिल होकर और उपदेश सुरत शाब्द मार्ग का लेकर 
जिस कदर बन सके, अभ्यास शुरू करे, तब आहिस्ते 
आहिस्ते उसका कारज बन जावेगा। और किसी तरकीब 
से माया के जाल से निकलना और धुर पद में पहुँचना 
मुमकिन नहीं है।। 


प्रकार चोसठरवो 


बहुत से लोग मुक्ति के वास्ते अनेक तरह 
के कर्म करते हैं और तन मन धन भी खर्च 
करते हैं, फिर भी सच्ची मुक्ति प्राप्त नहीं 
होती । लेकिन जो कोई सतो के बचन के 
सुवाफिक थोड़ी बहुत करनी करे तो वह | 


| ३६२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


अपनी मुक्ति होती हुई कोई दिन में अपनी 
आँख से देख कर निचिन्त हो जावेगा और 
अन्तर मे दिन दिन आनद और सरूर बढ़ता 
जावेगा | 


१ - दुनिया मै अनेक मत जारी हैं और हर एक मत 
में कोई न कोई जतन वास्ते हासिल करने मुक्ति के 
वर्णन किया है। पर मुक्ति का भेद नही लिखा और न 
वह जतन करके जीते जी मुक्ति होती हुई नज़र आती 
है। । 

२ - इस सबब से मुवाफिक संतों के बचन के, वह 
साधन जेसा चाहिये, दुरुस्त नही है और अक्सर ख़ुद 
मतलबी और रोजगारी लोगो ने जीवों को धोखा दिया ।। 


३ - जो कोई सच्चा उद्धार चाहता है, उसको 
मुनासिब है कि पहिले इस बात को तहकीक करे कि 
मुक्ति पद यानी जिस स्थान में पहुँच कर दुनिया और 
हर किस्म की देह के बधन छूट जावें और अमर 
आनन्द प्राप्त होवे, कहाँ है और वहाँ पहुँचने का रास्ता 
कहाँ और कैसा है और कौन जुगल से उस रास्ते पर 
चलना मुमकिन है।। 


४ - यह भेद किसी मत में खोल कर नहीं लिखा। 
सिर्फ इस कदर कहते हैं कि स्वर्ग या बैकुँठ या बहिश्त 
या परमेश्वर के लोक में पहुँचने से मुक्ति हासिल होती 
है। पर भेद उस धाम का कि कहाँ है और किस रास्ते 
और किस लरकीब से चलना होगा, बिलकुल बयान 
नहीं किया है।। 


| ६४] चोथाभा [३६३ | भाग 


५ - योग शास्त्र में अलबत्ता सात मुकाम यानी छः 
चक्र और उनके ऊपर सहसदल कंवल सातवाँ लिखा 
है, मगर तरकीब चलने की प्राणो को रोकने और चढ़ाने 
के साथ लिखी है। लेकिन यह अभ्यास निहायत कठिन 
और खतरनाक है और ग्रहस्थियो से कतई नहीं बन 
सकता, बल्कि विरक्तों से भी बनना उसका निहायत 
मुशकिल है। इस सबब से यह रास्ता मुक्ति का सहसदल 
कॅवल तक बिल्कुल बंद समझना चाहिये।। 


६ - सिवाय इसके जो मुद्रा वगैरा का साधन वर्णन 
किया है, उसमें भी चलने और चढ़ने की तरकीब साफ 
नहीं लिखी है। लेकिन जोकि वह साधन अक्सर ऊँचे 
चक्रों में किया जाता है, इस वास्ते अभ्यासी को कुछ 
रस और आनद अभ्यास के समय प्राप्त होता है और 
मरने के बाद भी संतो के तीसरे दरजे की अभ्यास की 
हद्द में सुख स्थान मिलता है। पर सच्ची मुक्ति हासिल 
नहीं होती ।। 

७ - जिन मतों मे सिर्फ बाहरमुखी साधन जारी हैं, 
वह मुक्ति के रास्ते से बहुत दूर पड़े है और मुक्ति पद 
या किसी ऊँचे स्थान का भेद भी नहीं जानते और न 
चलने की जुगल से वाकिफ हैं। इस वास्ते इन मत 
वालों का आवागवन दूर नही होता और अपने कर्म और 
बासना के मुवाफिक सुख दुख का भोग करते हैं।। 


८ - संत फरमाते हैं कि सच्चा मुक्ति पद वह है कि 
जहाँ माया का नाम व निशान भी नहीं है और वहाँ 
हमेशा आनद ही आनद रहता है और जहाँ कष्ट और 
क्लेश और जन्म और मरन का जिक्र भी नही है। यह 

स्थान ऊँचे से ऊँचा है और निर्मल चैतन्य देश और 


| ३६४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


कुल मालिक का धाम और महा आनद और महा प्रेम 
का भंडार यही है। वहाँ पहुँच कर जीव का सच्चा और 
पूरा उद्धार और सच्ची मुक्ति मुमकिन है।। 

९ - यह धाम पिंड और ब्रह्मांड के पार है और 
उसका रास्ता घट में नैन नगर में होकर जारी है और 
उसके तै करने की जुगल सिर्फ संतों के पास है। और 
किसी मत के आचार्य को इस स्थान का हाल और 
रास्ते का भेद मालूम नही हुआ ।। 

१० - जो कि शब्द कुल मालिक का जहूरा है और 
इसी की धार उतर कर जगह जगह मडल बाँध कर 
रचना करती चली आई है और पिंड मे आँख के मुकाम 
पर ठहरी है सो उसी धार के वसीले से सुरत का 
उलटना यानी घर की तरफ चलना और चढ़ना मुमकिन 
है। और कोई रास्ता या धार जिसका धुर पद से 
सिलसिला लगा हुआ है, रची नहीं गई और जो दूसरी 
धारें है, वे सब माया के देश से निकसी हैं और माया 
की हद्द में ही ख़त्म हो जाती है। जो कोई इन धारो पर 
जैसे प्राण और दृष्टि की धार पर सवार होकर चलेगा 
वह माया की हद में रह कर सबेर अबेर जनम मरन के 
चक्कर मे आवेगा। | 


११ - कुल मालिक शब्द और प्रेम और आनद 
स्वरूप है और जीव जो कि उसकी अस है, वह भी 
शब्द और प्रेम स्वरूप है और जो कि सुरत की धार का 
सिलसिला दसवें द्वार और वहाँ से सत्तलोक और 
राधास्वामी पद से लगा हुआ है, इस वास्ते जो कोई 
प्रेम अग लेकर और शब्द की धार को पकड़ कर अपने 
घट में सतो की जुगल के मुवाफिक उनकी सरन लेकर 


| ६४] चोथाभाग [३६५ | भाग 


चलेगा वह एक दिन जरूर धुर पद यानी निर्मल चैतन्य 
देश मे जो शाब्द और प्रेम और आनन्द का भडार है, 
बासा पावेगा | | 


१२ - जो कोई शाब्द का अभ्यास बिना भेद रास्ते 
और मजिलों के इधर उधर से उपदेश लेकर या 
पोथियाँ पढ़ कर करेगा, उसका रास्ता हरगिज नहीं 
चलेगा । अलबत्ता शाब्द की धुन सुन कर उसका मन 
एकाग्र हो जावेगा और कुछ रस भी आवेगा लेकिन 
ब-सबब न होने भेद काल और दयाल के वह शख्स 
माया के घेर मे अटका रहेगा और सच्चा मुक्ति पद नही 
पावेगा | | 


१३ - इस वास्ते जो कोई शाब्द का अभ्यास करे, 
उसको चाहिये कि संतों के सलसग में शामिल होकर 
और उनसे उपदेश लेकर अपने अतर में जुगत कमाना 
शुरू करे, तब उसकी प्रीत और प्रतीत राधास्वामी 
दयाल और सत सतगुरु के चरनो मे बढ़ेगी और अपनी 
मुक्ति होती हुई नज़र आवेगी यानी देह और दुनिया के 
बधन ढीले और कम होते जावेंगे और भोगों में आशक्ति 
कम और दर्शनों का शौक ज़्यादा होता जावेगा।। 


१४ - बहुत से मतों का सिद्धान्त किसी मंजिल पर 
संतों के तीसरे दरजे में ओर जोगेश्वरों का अत पद 
ब्रह्माड यानी सतों के दूसरे दरजे मे खतम हुआ है ओर 
पहिले दरजे यानी निर्मल चैतन्य देश में जो माया की 
हद्द के पार है, सिवाय संतों के कोई नही पहुँचा । इस 
सबब से सच्चा उद्धार किसी का नहीं हुआ क्योकि 
माया के घेर में स्थूल या सूक्ष्म देह का बधन और दुख 


| ३६६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


सुख का भोग और जनम मरन का चक्कर बराबर जारी 
है। | 

१५ - जो कोई सुरत शब्द मार्ग का अभ्यास करेगा, 
उसके मन और सुरत आहिस्ते आहिस्ते ऊँचे की तरफ 
को चढ़ेंगे और जिस कदर पिंड देश से न्यारे होते 
जावेंगे, उसी कदर उस अभ्यासी को दुनिया का दुख 
सुख कम व्यापेगा और तन मन और इन्द्रिय और भोगों 
में आशक्ति कम होती जावेगी। यही निशान मुक्ति के 
प्राप्त होते जाने का है। इसी तरह अभ्यास करने से 
एक दिन सुरत तन मन से न्यारी होकर संत सलगुरू 
के प्रताप से सत्त पुरुष राधास्वामी दयाल के देश में 
दाखिल होगी और काल और माया के जाल को काट 
कर दयाल देश में अपने सच्चे माता पिता के चरनों में 
आनद व बिलास करेगी ।। 


प्रकार पेसटठवॉ 


दुनिया मे लोग अनेक प्रकार के बाजे 
बजाते हैं और उनके साथ गाते हैं और हर 
एक की आवाज़ सुहावनी और प्यारी लगती 
है और जब कई बाजे सुर मिला कर इकड़े 
बजाते हैं और गाना होता है, उस वक्त गहरा 
आनद मालूम होता है। अब जो कोई अन्तर 
के बाजे और राग सुने, उसके आनन्द की 
सिफल क्या वर्णन की जावे। मन और सुरत 


| ६६ ] चोथाभाग [३६७ | भाग 
दोनों लीन होकर ऊँचे की तरफ चढेगे और 
एक दिन महा आनन्द के भडार में पहुँच 
जावेंगे | 


१ - दुनिया में लोग अनेक तरह के बाजे बजा कर 
मगन होते हैं और हर एक बाजे से आवाज़ सुरीली और 
रसीली अपने अपने दरजे के मुवाफिक निकलती है 
और सुनने वालों को रस देती है।। 

२ - और जब कि कितने ही बाजे उनके सुर मिला 
कर एक दम बजाये जाते है तो कुल बाजो की आवाज़ 
मिल कर निहायत रसीली और मीठी मालूम होती है 
और दिल उसके सुनने को बे-इख्तियार चाहता है।। 


३ - सिर्फ मनुष्य नही बल्कि जानवर भी सुरीली 
और रसीली आवाज़ के आशिक मालूम होते हैं यानी 
जब उनके सामने कोई बाजा या कितने ही बाजे मिला 
कर बजाये जावे तो उन पर एक तरह की मस्ती छा 
जाती है और हिस्स व हरकत बद हो जाती है।। 

४ - इससे जाहिर है कि मन और सुरत को 
कुदरती इश्क और शौक, साथ आवाज़ के, है। जब 
यह सुरीली और रसीली सुनाई देती है, तब दोनो मन 
और सुरत उसके सुनने में लग जाते हैं और अतर में 
किसी कदर मस्त हो जाते हैं यानी चिन्ता और फिक्र 
और दूसरे खयाल उस वक्त दिल से दूर हो जाते हैं।। 

५ - और जब कि बाजो के साथ एक दो या ज्यादा 
मर्द या औरत अपनी आवाज को मिला कर कोई प्रेम 
या चितावनी या भेद के शाब्द या गीत गाते हैं तो उस 


| ३६८ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


वक्‍त ज्यादा समा बँध जाता है और सुनने वालों को 
बहुत आनद मालूम होता है और हर कोई दूर से बाजे 
की आवाज़ सुन कर उस जलसे में पहुँच कर शामिल 
होते हैं और रस लेते हैं यानी सुरीली और रसीली 
आवाज में शक्ति है जोकि जीवों को अपनी तरफ 
खबेँचती है और मर्द और औरत और लड़के बाले बल्कि 
छोटे बच्चे और जानवरों पर भी असर गाने बजाने का 
बराबर पहुँचता है। । 


६ - सबब इस खिचाव और आशक्ति का यह हे कि 
सुरत यानी रूह आप ही धुन स्वरूप है और शब्द से ही 
इस का निकास हुआ है और शब्द यानी चैतन्य की 
धार के साथ ही यह हमेशा रहती है। इस सबब से जब 
और जहाँ सुरीली आवाज़ सुनाई देती है, वहाँ सुरत 
फौरन लग जाती है और चाहे जैसा जरूरी काम हो, 
उस को मुल्तवी करके थोड़ी देर उस आवाज़ का रस 
लेकर ख़ुशी हासिल करती है।। 

७ - यह सब बाजे जो कि दुनिया में जारी हैं, 
अलरमुख अभ्यासियो ने, मिस्ल जोगी और जोगेश्वर, 
अपने घट मे आकाशबानी यानी आसमानी आवाजें सुन 
कर बनाये हैं। फिर असल आवाज मे जोकि ऐन रूहानी 
है यानी रूह की धार से निकलती है, किस कदर 
रसीलापन और शीरीनी होगी और किस कदर वह मन 
और सुरत में मस्ती और महवियत यानी लीनता पैदा 
करेगी । | 


८ - सतो ने जो कुल मालिक के खास पुत्र या 
मुसाहब हैं और कुल रचना के भेद से वाकिफ हैं, शब्द 
की महिमा बहुत गाई है और वह शब्द रूह की आवाज़ 


| ६६ ] चोथाभा [३६९ | भाग 


है जोकि घट घट में ऊँचे देश यानी मस्तक में हो रही 
है और इस महिमा से मतलब यह है कि जीव जोकि 
सन और इन्द्रियों के साथ अपने निज देश और निज 
स्वरूप को भूल कर इस संसार के भोग और पदार्थो में 
लिपट कर माया में फेंस गया है, उसको बजाय बाहर 
की आवाज़ो के उसके घट में सुरीली और रसीली घुने 
सुना कर निज घर की तरफ जहाँ से वह आवाजें उठ 
रही हैं, चलावें और इस तरफ से उसके चित्त को 
आहिस्ते आहिस्ते हटा कर सच्चे मालिक राधास्वामी 
दयाल के चरनों में जो प्रेम और आनन्द का भंडार है, 
प्रीत और लगन पैदा कराके ऊँचे और धुर स्थान में 
बासा देवे ताकि काल और माया के कष्ट और क्लेशा 
और जनम और मरन के चक्कर से बच कर परम 
आनन्द को प्राप्त होवे। | 


९ - जगत के जीव शाब्द की महिमा से बिलकुल 
बे-खबर हैं और हरचद सब मतो के आचार्यो ने जो कि 
अब दुनिया में जारी हैं, अपनी बानी में शब्द की बुज़ुर्गी 
बयान की है, मगर भेद उसका नहीं खोला और न 
जुगल उसको सुन कर घट में चढ़ने की वर्णन की है। 
इस सबब से यह महिमा गुप्त रही और किसी को इस 
कदर जुरअत न हुई कि अपने घट मे शब्द को सुने 
और न कोई भेदी मिला कि भेद रास्ते का और जुगल 
शब्द को सुन कर घट मे चढ़ने और चलने की बतावे।। 


१० - इस सबब से कुल जीव चाहे जिस मत में हैं, 
किसी न किसी किस्म की बाहरी पूजा पाठ या परमाथी 
कार्रवाई में जिसको शुभ कर्म कहना चाहिये, लग गये 

और सच्चा तरीका हासिल करने सच्ची ओर पूरी मुक्ति 


| ३७०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


का शाब्द के अभ्यास के वसीले से किसी को मालूम 
नहीं हुआ ।। 

११ - लेकिन बाहरमुखी कार्रवाई मे भी शब्द सग 
रहता है यानी हर एक मत मे परमार्थी बानी को राग 
रागनी में बाजों के संग गाते हैं और जीवों को सुना कर 
उनके मन को परमार्थ की तरफ खीच कर लगाते हैं।। 

१२ - जो कि शब्द आनद और रस का भडार है, 
इस वास्ते ससारी कामों में भी गाना बजाना जलसो 
और महफिलो और, ज्योनारों मे, और भी राज दरबार 
और फौज मे, जारी रक्खा है कि जिससे मन और 
सुरत को सिर्फ आनद ही नहीं बल्कि ताकत करने 
कामों की और लडाई में लड़ने की, हासिल होती है।। 

१३ - इसी तरह घट में आवाज़ सुन कर मन और 
सुरत को ताकत चढ़ने की ऊँचे देश की तरफ हासिल 
होती है लेकिन बगैर भेद रास्ते और मजिलो के शब्द 
के और मदद पूरे गुरू के, यह कार्रवाई शाब्द के 
अभ्यास की दुरुस्ती से नहीं बन सकती ।। 

१४ - जो कि सुरत कुल मालिक राधास्वामी के 
धाम से नीचे के देशो में उतर कर देह और माया के 
पदार्थो मे रच गई है और मलीन माया के खोल इस पर 
चढ़ गये हैं सो जब तक कि इस देश को छोड़ कर 
ऊपर की तरफ जहाँ निर्मल चैतन्य देश है, न चढ़ेगी, 
तब लक विकार दूर न होगे और सफाई प्राप्त नही होगी 
और अपने सच्चे माता पिता कुल मालिक के धाम में 
पहुँचने और विश्राम पाने के काबिल नही होवेगी और 
जो नीचे यानी माया के देश में पड़ी रही तो बारम्बार 


| ६६५. ] चोथाभाग [३७ | भाग 


देह धारन करके दुख सुख भोगेगी और जनम मरन के 
चक्कर से छुटकारा नहीं होगा।। 


१५ - इस वास्ते लाजिम पड़ा कि हर एक जीव, 
चाहे स्त्री होवे या पुरुष, थोड़ा बहुत जतन इसी जिंदगी 
में वास्ते चलने अपने घर की तरफ के करे और यह 
जतन सुरत शब्द का अभ्यास है कि जिसके सिवाय 
और कोई तरकीब घट में चलने और चढ़ने की नहीं 
रची गई है ।। 


१६ - अब सब जीवों को मुनासिब और लाजिम है 
कि पूरे गुरू को (जो जरूर शाब्द भेदी होंगे) तलाश 
करके उनसे भेद रास्ते का और तरकीब चढ़ाने मन 
और सुरत की शाब्द के वसीले से दरियाफ्त करें और 
जो वे न मिले तो जो कोई उनका प्रेमी और ददी सेवक 
मिल जावे तो उससे उपदेश लेवे और एकान्त बैठ कर 
रोजमर्रे अभ्यास प्रीत और प्रतीत के साथ करें तो दिन 
दिन आहिस्ते आहिस्ते चढ़ाई मन और सुरत की होती 
जावेगी और रस और आनद भी मिलता जावेगा और 
जो शौक और प्रेम बढ़ता जावेगा तो एक दिन सत 
सतगुरु भी इसको दर्शन देकर अपनी मेहर और दया 
से निहाल करेंगे यानी रफ्ते रफ्ते धुर घर मे पहुँचा कर 
उसका कारज बनावेगे। | 


१७ - इसी कार्रवाई का नाम सच्चा परमार्थ है। 
और बाकी जो कुछ अतर या बाहर कार्रवाई कर रहे हैं, 
उससे सच्चे परमार्थ का फायदा हासिल न होगा यानी 
सच्चा उद्धार और सच्ची मुक्ति प्राप्त न होगी ।। 


नै नै न न सेंड 


राधास्वामी सहाय 


प्रेम पत्र राधास्वामी 


भाग ५ 


राधास्वामी दयाल की दया 
राधास्वामी सहाय 


राधास्वामी गाय कर जनम सुफल कर ले 
यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले 


प्रेम पत्र राधारस्वामी 
पांचवां भाग 
जिसको 


परम सन्त सतगुरु हुजूर महाराज ने 
ज़बान मुबारक से फरमाया 


सातर्वी बार) सन्‌ 208 (000 प्रतियाँ 


प्रकाशक 
राधास्वामी ट्रस्ट, 
स्वामीबाग, आगरा 282005 


All rights reserved 


कोई साहब बिना इजाजत इस पोथी को नहीं छाप सकते 


पहली बार 
दूसरी बार 
तीसरी बार 
चौथी बार 
पाचवी बार 
छटी बार 


सन्‌ ]903 
सन्‌ 954 
सन्‌ 975 
सन्‌ 984 
सन्‌ 993 
सन्‌ 2007 


000 प्रतियाँ 
000 प्रतियाँ 
000 प्रतियाँ 
000 प्रतियाँ 
000 प्रतियाँ 
3000 प्रतियाँ 


सातवी बार) सन्‌ 208 


(द्वि-शताब्दी सस्करण) 


50 रुपये 


सगणक लेखक : 
कोमल डेस्क टॉप प्रिटिंग, 
रामकृष्ण नगर, तुमसर 44972 


मुद्रक : 

इमेजिनेशन डिजाइस, 509/8 एटलान्टिस हाईट्स 
साराभाई मेन रोड, वडीवाडी, वडोदरा 39007 
फोन 0265-2337808 मो 9898707808 


राधास्वामी मौज से प्रेमपत्र जारी। 
दृढ़ विश्वास होय चरन में और प्रीत गाढ़ी।। 
सुमिरन ध्यान और भजन में नित नया आनद पाय। 


सतसगी सब उमँग २ राधास्वामी महिमा गाय।। 


Ee पत्र पाचवा भाग जो कि पहली मई सन्‌ १८९७ ईसवी 


से ३० अप्रैल सन्‌ १८९८ तक समाप्त हुआ 


उसके बचनो का 


सूचीपत्र 


सुरखी यानी खुलासा मजमून बचन 


दिल में सच्चा खौफ मौत और दुनिया और नरकों के 
दुक्खों और चौरासी का और सच्चा फिक्र अपने जीव के कल्यान 
का पैदा हुआ है --- १ 

दुनिया में जो कोई दुखिया होता है, वह अपने सच्चे प्यारे या 
हितकारी के सामने अपना हाल बयान करके थोड़ी बहुत समझौती 
या शान्ति या मदद हासिल करता है --- ७ 

जो कोई तीनों गुन यानी सत, रज, तम के चक्कर और घेर में 
रहकर परमार्थ की कार्रवाई करे, तो वह किसी न किसी स्थान पर 
माया के घेर में रहेगा १२ 


आदि में शब्द प्रकट हुआ। शब्द से ही कुल्ल रचना हुई १६ 


सुरत का जगत में उतार और फॅसाव और जुगत उस के उद्धार 
यानी चढ़ाव की घर की तरफ २० 


दुनिया की मान बड़ाई और भोग बिलास देखकर हर कोई उनकी 
चाह उठाता है २७ 


जगत उपदेश - ३३ 


और मतों में वास्ते जीव के उद्धार के कर्म धर्म यानी बाहरमुख 
कार्रवाई पर ज्यादा जोर दिया है --- ५१ 


परमार्थ की कार्रवाई इस देह और देश में बगैर मदद मन के नही 
हो सकती है ५६ 


१० चित्त की सम्हाल हर एक को करना जरूर है - - ६२ 


| २] प्रेमपत्रराधारवामी पॉँचाँ भाग... | पत्र राधास्वामी पाँचवाँ भाग 
सुरखी यानी खुलासा मजमून बचन 
भेद और सबब देरी का मन और सुरत के चढ़ने और स्थानों 
के खुलने में ६८ 
जो कोई अपना सच्चा उद्धार चाहता है, उसको चाहिये कि नीचे 
की लिखी हुई बातों का निर्णय करके प्रतीत करे और उसी 
मुवाफिक चरनों में प्रीत लाकर करनी करे -- -- ७१ 
परमार्थी जीवों को भक्ति अग में सदा बर्ताव करना चाहिये और 
उसके साथ थोड़ा बैराग भी रखना चाहिये और दुनिया के कामों 
में साधारन तौर पर बर्तना चाहिये, बहुत मोह और आसक्ति 
दुखदाई है।। ९२ 


बगैर गुरु भक्ति और बिना गुरु चरन पकड़ के चलने और चढ़ने 
के निज धाम की तरफ, सच्चा और पूरा उद्धार हरगिज़ मुमकिन 
नहीं है ९८ 


और मतों में उद्धार के वास्ते मेहनत और तकलीफ ज्यादा और 
फायदा बहुत कम ११० 


जीवों को इस जिंदगी में क्या सामान इकट्ठा करना चाहिये ११४ 


कलजुग करम धरम नहिं कोई। 
नाम बिना उद्धार न होई।। 


लेना, देना, पकड़ना और छोड़ना 


सतगुरु बचन सुनो और मानो, गुरु चरन प्रीत पालो और 
चालो।। 


जागो, भागो और तोड़ो, जोड़ो।। 

पहिले जीव ससार में बसा, रसा, धसा, फॅसा और ग्रसा 
जाँचो, सम्हलो और होशियार हो। 

मन भूले को समझाओ, शैतानी अंग हटाओ 

उगलो, निगलो, देओ और लेओ 

वर्णन हाल सुरत के उतार का संसार और पिंड में 


| स्ूचीपत्र [| 


सुरखी यानी खुलासा मजमून बचन 
र भजो, हटो, तजो, मरो, जीवो, और बसो। 
निरखो और छोड़ो, परखो और पकड़ो 
समेटो और चढ़ाओ। मत बिखेरो और मत उतारो। -- -- 
बचो, सजो, चलो और मिलो 
दुनिया में जरूरत के मुवाफिक दिल लगाना 


चलो चलो घर घट पुकारे। 
रलो मिलो सग दयाल पियारे।। 


निरबंधी बंधन बँधा, बँध निरबंधी होय 
सच्चे परमार्थी की भक्ति की कार्रवाई का वर्णन -- -- १९७ 
सहज उपदेश 


मालिक अपने निज बच्चों से गहरी प्रीत और प्रतीत चाहता है 
२९३ 


सुरत को आँखों के मुकाम से अंतर में ऊपर की तरफ सुरत शब्द 
मार्ग के अभ्यास से चलाना और चढ़ाना - ३०३ 


दाता से दाता ही को मागे और दात का आशिक न होवे 


वर्णन सबब डिगमिग हो जाने जीव का 


मालिक कहता है कि जो चीज मेरे धाम में नहीं आ सक्ती और 
नहीं ठहर सक्ती, उसको और उसके ख्याल और याद को छोड़ 
कर आओ - ३१९ 


सब रचना प्रेम से पैदा हुई और प्रेम से ही ठहरी हुई है ३२७ 

मालिक-कुल्ल की तरफ से बा-वजूदे कि वह घट में मौजूद है और 

कभी २ बोलता भी है, जीव बे-परवाह और भूले हुए हैं 
¬ ३३४ 


राधारवामी दयाल की दया 


राधारवामी सहाय 


प्रेम पत्र राधारवामी 


पॉचवॉँ भाग 


बचन पहला 


जिसके दिल में सच्चा खौफ मौत और 
दुनिया और नरको के दुक्खो और चौरासी 
का और सच्चा फिक्र अपने जीव के कल्यान 
का पैदा हुआ है, उसी को सतगुरु और 
उनका दर्शन और बचन और प्रेमी जन प्यारे 
लगेंगे। और सच्चे मालिक राधास्वामी दयाल 
के दर्शनो का शौक पैदा होगा। फिर उसी 
शख्स की परमार्थी हालत रोज़ बरोज़ बदलेगी 
और वही एक दिन धुर धाम में पहुँच कर 
परम आनद को प्राप्त होगा। 

१ - जिस किसी को दुनिया का हाल और देहियों 
की नाशमानता और दुख सुख का भोग और मौल का 
सिर पर खड़ा होना देख कर, सच्चा खौफ और फिक्र 

अपने जीव के कल्यान का पेदा हुआ है, उसी को सत 


| २ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


सतगुरु और उनका सतसग प्यारा लगेगा क्योकि वहाँ 
उसको भेद सच्चे मालिक और उसके धाम का, जहाँ 
से जीव आदि में आया है, और जुगल वहाँ चल कर 
पहुँचने की मालूम होवेगी और उनसे रास्ता तै करने में 
मदद मिलेगी | | 


२ - सत सतगुरु के सतसंग और बचन से यह 
फायदे हासिल होगे, (१) सशय और गलती और भरम 
दूर होवेगे, (२) फिजूल तरंगे ओर दुनिया के सामान में 
पकड़ हलकी होवेगी, (३) सलसग करने वाले की 
समझ ओर बूझ बढ़ेगी, (४) प्रोत ओर प्रतीत कुल्ल-मालिक 
और सतगुरु के चरनों में पैदा होकर बढ़ती जावेगी, 
(५) भेद रास्ते का और जुगल उसके तै करने और 
कुल्ल-मालिक के धाम मे पहुँचने की दरियाफ्त होवेगी, 
(६) दुनिया की असलियत और उसकी नाशमानता 
और धोखे की जगह होने की खबर पड़ेगी, (७) अतर 
अभ्यास और रास्ता ते करने मे मदद मिलेगी, (८) जब 
बचन सुन कर और अन्तर अभ्यास करके मन और 
बुद्धि निर्मल होवेंगे, तब सतसंगी जीव की रहनी भी 
दुरुस्त होती जावेगी और परमाथी रंग चढ़ता जावेगा, 
(९) सुरत शाब्द मार्ग का निश्चय आवेगा और अभ्यास 
दुरुस्ती से बन पड़ेगा और अन्तर में कुछ रस भी 
मिलता जावेगा, (१०) राधास्वामी दयाल के दर्शन की 
उमंग और शौक पैदा होकर बड़ेंगे, (११) मन के 
विकारी अग घटते जावेंगे, और (१२) निर्मलता और 
सकारी यानी शुभ अंग पैदा होते जावेंगे।। 


३ - खुलासा यह है कि जो कोई सच्चा दर्द और 
सच्ची तलाश लेकर सत सतगुरु के सलसग मे शामिल 


| १] पाँच्वौँभ [१ | भाग 


होवेगा, उसकी हालत चद रोज़ में बदलनी शुरू होगी, 
यानी (१)अग (२)ढग (३)सग और (४)रग बदल जावेगे, 
यानी (१) अग दीन और प्रेमी जैसा सच्चे परमार्थी का 
चाहिये हो जावेगा और दुजन्मा तिजन्मा चौजन्मा और 
पचजन्मा यानी पशु से मनुष्य और फिर देवता और 
ईश्वर कोटि और फिर हस और परम हस यानी सत 
गति को प्राप्त हो जावेगा, (२) ढग और स्वभाव बजाय 
ससारी के भक्तों का सा हो जावेगा, (३) सग ससारी 
और कपटी और अहकारियों का छूट कर प्रेमी और 
सज्जनो का प्राप्त होगा और (४) ससारी मलीन रग 
उतरता और निर्मल प्रेम का रग चढ़ता जावेगा ।। 


४ - जिस किसी के मन में सच्चा खौफ और सच्चा 


शोक पैदा हुआ है, वह सत सतगुरु और प्रेमी जन का 
सग पाकर और उनके बचन बिलास सुन कर और रात 
दिन की रहनी और बर्तावा निरख परर कर, जरूर 
अपनी ससारी समझ बूझ और रहनी और हालत पर 
अफसोस करके उनको बदलना शुरू करेगा और अंतर 
अभ्यास की मदद से वह नई हालत और रहनी उसकी 
मज़बूत और कायम होती जावेगी ।। 


५ - जो कोई कि सतसंग में शामिल होते हैं, पर 
चित्त देकर बचन नही सुनते और न उनके मानने का 
इरादा रखते है, उनका स्वभाव और रहनी और समझ 
बूझ जैसा कि चाहिये, नही बदलेगी और संसारी आदतें 
और स्वभाव जबर रहे आवेगे और बर्तावा उनका 
सलसग मे, विशेष करके, ससारियो का सा रहेगा और 

भक्ति अग और कार्रवाइयो मे ऊपरी बर्तेंगे।। 


| ४ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


६ - इस किस्म के आदमी जब सलसग मे कोई 
जबर काम या रीत प्रेम और भक्ति की बर्तते देखते हैं, 
उसकी उनको बरदाश्त नही होती क्योकि उनके हृदय 
में उस दरजे का प्रेम नही है लेकिन सतसग में कुछ 
बोल नहीं सकते, पर बाहर निकल कर दुनियादारों के 
सामने, जिन के साथ उनका जबर मेल रहा आता है, 
उस चाल ढाल की बुराई और निंदा करते हैं और 
प्रेमियों को नादान और बेहोश समझते हैं, बल्कि सतगुरु 
को भी दोष लगाते हैं कि वे प्रेमियों को ऐसी कार्रवाई 
से क्यों नहीं रोकते और उनके साथ बाजी २ कार्रवाई 
में आप भी क्यों शामिल हो जाते हैं।। 


७ - इसी सबब से बुद्धिवान और विद्यावान जो कि 
अहकारी और असल में निपट संसारी होते हैं, और 
मालिक के चरनो के प्रेम से खाली, सन्तो और उनके 
प्रेमी जनों के सतसंग में शामिल होने के काबिल नहीं 
समझे जाते हैं, क्योंकि वह अपनी ओछी और संसारी 
मलीनता की सनी हुई बुद्धि से, सलसग की कार्रवाई 
और भक्ति अंग के बर्ताव को देख कर ताने मारते हैं 
और प्रेमियों को नादान या अज-खुद-रफ्ता समझते हैं 
और सिर्फ गुफ्तगू ज़बानी या पोथी के पाठ को या 
अभ्यास करने को परमार्थी कार्रवाई समझते हैं, और 
डस बात से बे-खबर हैं कि जब तक मन और इन्द्रिया 
निर्मल और निश्चल न होवेगी तब तक जो कुछ ऊपर 
की लिखी हुई परमाथी कार्रवाई उन से बनेगी, वह 
ऊपरी होगी और जब तक प्रेम मन में न आवेगा, तब 
तक असर उस कार्रवाई का कायम नहीं रहेगा और न 
सुरत यानी रूह तक पहुँचेगा और यह प्रेम ओर निर्मलला 
सतगुरु के दर्शन ओर बचन ओर सेवा ओर भजन और | 


| १ ]  पाँच्वौँभाा [५ | भाग 


भक्ति अंगों में बर्ताव करने से हासिल होवेंगे और तब 
भजन और अभ्यास भी दुरुस्ती से बन पड़ेगा और मन 
के बिकारी अंग भी दूर होवेंगे।। 


८ - विद्यावान और बुद्धिवान और जात पॉत और 
बड़े घराने और धन के अभिमानी लोग जो कभी 
इत्तिफाक से सन्तों के सतसंग में शामिल भी हो जावें 
तो वह चाहे जिस कदर सलसग और अभ्यास करें, 
उनकी हालत सिवाय जाहिर मे बाते बनाने के अन्तर मे 
बहुत कम या बिलकुल नहीं बदलेगी क्योंकि कुल्ल 
कार्रवाई उनकी मान और अहकार लिये हुए होवेगी 
और उनके मन में सच्ची दीनता और सच्चा भाव और 
प्यार सतगुरु और कुल्ल-मालिक के चरनों में और भी 
प्रेमी जनों में कभी नहीं आवेगा। इसी वजह से वे लोग 


हमेशा खाली रहेंगे, बल्कि मान और अहकार ज्यादा हो 
जावेगा । लेकिन इस किस्म के लोगो का सलसग मे 
ठहरना मुश्किल है, उन से प्रेमियों की हालत नहीं देखी 
जा सकती है, और न प्रेमियों के भक्ति अंग की कार्रवाई 
की बरदाश्त हो सकती है।। 


९ - सच्चे प्रेमी का विद्यावान और बुद्धिवान और 
मानी और अहंकारी लोगों से मेल और मुहब्बत बहुत 
कम यानी सिर्फ जरूरत के मुवाफिक कायम रहेगी ओर 
उसकी नज़र में दुनिया और उसके सामान और उसके 
बड़े आदमियो की इज्जत और कदर दिन-दिन घटती 
जावेगी और उनका सग करने मे अपना नुकसान और 
अकाज मालूम पड़ेगा । | 

१० - सच्चे और प्रेमी परमार्थी के मन में हमेशा 

यही चाह बनी रहेगी कि मन मत छोड़ कर जिस कदर 


| ६ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
जल्दी बन सके, गुरुमुख अग में बर्ताव करू और 
कुल्ल-मालिक सत्तपुरुष राधास्वामी दयाल और सतगुरु 
की मौज के साथ मुवाफकत करू और रजा मे बरतूँ 
और इस आशा के पूरन करने के वास्ते उसकी 
कोशिश बराबर जारी रहेगी ।। 


११ - सच्चे प्रेमी के मन और सुरत की चाल अन्तर 
मे भी सहज बढ़ती जावेगी और प्रीत और प्रतीत 
कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल और सतगुरु के चरनों 
में दिन-दिन गहरी होती जावेगी और उनकी मेहर से 
एक दिन उसका काम बन जावेगा यानी धुर धाम में 
पहुँच कर अमर और परम आनन्द को प्राप्त होगा।। 

१२ - कुल्ल जीवो को मुनासिब और लाजिम है कि 
जहाँ तक मुमकिन हो, सच्चे प्रेमी यानी गुरुमुख का 
सग करें और उसी के पैतरों पर चलें यानी सन्त 
सलगुरु के सलसग में शामिल होकर, जिस कदर बन 
सके सुरत शब्द मार्ग का उपदेश लेकर कमाई करें 
और उनके चरनों मे थोड़ा बहुत प्रेम लावे, तो उनके 
जीव का भी गुजारा सहज में हो जावेगा।। 


१३ - जो जीव कि संसारी परमार्थ कर रहे हैं यानी 
सिवाय राधास्वामी मत के, और मतो की चालो मे चल 
रहे है और थोड़ा बहुत अभ्यास भी ( जिसको वे 
अन्तर-मुख समझते हैं) करते हैं, उनको खबरदार 
किया जाता है कि उस कार्रवाई से सच्चा और पूरा 
उद्धार हासिल नही होगा और न घर की तरफ का 
रास्ता तै होगा, क्योंकि बिना सुरत शब्द मार्ग के 
अभ्यास के यह रास्ता तै होना ना-मुमकिन है। और 
प्राणो का खींच कर चढ़ाना और रोकना खास कर इस 


| २]  पाँच्वौँभा [७ | भाग 


वक्‍त मे किसी जीव से दुरुस्ती के साथ बनना ना-मुमकिन 
है। इस वास्ते मुनासिब और लाजिम है कि जिस कदर 
तहकीकात उनको मजूर है, राधास्वामी संगत में करके 
सुरत शाब्द का अभ्यास जिस कदर बने, जारी करें ओर 
अपना जनम सुफल करें। यानी सच्चे उद्धार के रास्ते 
पर आ जावें, नही तो जनम मरन के चक्कर से 
छुटकारा नहीं होगा।। 


१४ - ससारी जीवों से भी दया करके कहा जाता 
है कि दुनिया के हाल पर नजर करके और कुल्ल 
रचना की हालत डावाँडोल अनूस्थिर यानी नाशमान 
समझ कर, थोड़ी बहुत करनी राधास्वामी मत के 
मुवाफिक, वास्ते अपने आइदे के फायदे यानी जीव के 
कल्यान के लिये जरूर शुरू करें और इसी जिन्दगी में 


अपनी हालत बदलती हुई देखे, ताकि आइन्दा की 
बेहतरी का यकीन आ जावे और फिर थोड़ा बहुत शोक 
और उमंग के साथ कार्रवाई जारी करके, एक दिन 
परम धाम और परम आनद को प्राप्त हो जावे।। 


बचन दूसरा 


दुनिया मे जो कोई दुखिया होता है, वह 
अपने सच्चे प्यारे या हितकारी के सामने 
अपना हाल बयान करके थोड़ी बहुत समझोती 
या शाक्ति या मदद हासिल करता है। लेकिन 
जो वह सत सतगुरु के सन्मुख जावे और 
उनके बचन सुन कर थोड़ी बहुत उनकी 


| ८ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


पहिचान करे तो उसको परम शान्ति प्राप्त हो 
सकती है और कोई अरसे के सलसग और 
अभ्यास से दुख सुख के चक्कर और घेरे से 
निकल सकता है।। 


१ - दुनिया मे हर एक शख्स अपने दुख और दर्द 
का हाल किसी अपने प्यारे के सामने कह कर अपने 
मन और चित्त को हलका करता है और जो मुमकिन 
होता है तो उस प्यारे से कुछ मदद वास्ते कम करने 
या दूर करने उस दुख के लेता है। लेकिन हमेशा हर 
हालत और हर सूरत में मदद या किसी किस्म की 
शान्ति नही मिलती और बाजे ऐसे सख्त दुख हैं कि वह 
किसी जुगल से दूर नही हो सकते ।। 


२ - लेकिन जो कोई सन्त सतगुरु या साध गुरू के 
सलसग में जाकर अपना हाल आर्ज करे, तो वे अपने 
अमृत रूपी बचनो से थोड़ी बहुत शान्ति फौरन बरन्शाते 
है और जो सतसंग जारी रकरवे तो यकीन हे कि किसी 
किस्म का दुख और क्लेश उसके हिरदे में न रहे और 
हर वक्त थोड़ा बहुत कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल 
के चरनों मे लौलीन रहे और ससार की तरफ से 
उदासीनता उसके मन मे छाई रहे ।। 


३ - सन्त सतगुरु की ऐसी महिमा है कि जो उनके 
सलसग में कोई सच्चा दुखिया या स्वाथी आजावे और 
कोई काल हाजिर रह कर चित्त देकर उनके बचन 
सुने, तो उनकी मेहर और दया से उसका दुख और 
कलेश भी दूर हो जावे और उसका मतलब भी या तो 
पूरा हो जावे या उसके मन से वह ख्वाहिश बिल्कुल 


| २] पाँच्वौँभा [९ | भाग 


दूर हो जावे और परमार्थ की दात मुफ्त में अलावा 
इसके बरिशश मिले ।। 


४ - सन्तों का परमार्थ बहुत भारी है और हर किसी 
को प्राप्त नहीं हो सकता । जिन पर धुर की मेहर है, 
वही सन्तों के सन्मुख आते हैं और प्रीत के साथ उनके 
सलसंग में ठहर सकते हैं। हर एक जीव की ताकत 
नहीं है कि सलसग में ठहर सके ।। 


५ - सन्तो के सतसंग में कुल्ल-मालिक राधास्वामी 
दयाल की महिमा और उनके निज धाम का भेद और 
रास्ते और मजिलो का हाल वर्णन किया जाता हे और 
जुगत चलने की सुरत शब्द मार्ग के वसीले से बराबर 
प्रकट करके सुनाई जाती है ओर दुनिया और दुनियादारो 
के परमार्थ का हाल भी खोल कर समझाया जाता है कि 


जिससे जीवों की आँख खुलती जाती है और सच्चे 
मालिक से मिलने का सच्चा रास्ता मालूम होता है।। 


६ - जो जीव कि सच्चा दर्द अपने निज घर में 
यानी कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल के चरनो में 
पहुँचने का रखते हैं और ससार और उसके सामान से 
किसी कदर सेरी और उदासीनता मन में पैदा हुई है, 
वे ही सन्तों के बचन को आदर भाव के साथ सुनेंगे 
और जहाँ तक मुमकिन होगा, उनकी दया का बल 
लेकर, उनके मुवाफिक कार्रवाई करेंगे । । 

७ - जिन जीवो के हृदय में परमार्थ का खास शोक 
नहीं है, लेकिन इत्तिफाक से सन्तों के सतसंग में आ 
जावे, तो कोई दिन की हाजिरी के बाद उनके दिल में 
सच्चे परमार्थ का सच्चा शौक पैदा हो जावेगा और फिर 
वे मुवाफिक और प्रेमी जन के भक्ति के अगों में बर्ताव 


| १० ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


करेंगे और उपदेश लेकर अन्तर अभ्यास मे भी लग 
जावेंगे। इस तरह उनके जीव का कारज भी सहज में 
बन जावेगा ।। 


८ - खुलासा यह है कि सन्त सतगुरु के दर्शन 
और सलसग की बड़ाई और महिमा कोई वर्णन नहीं 
कर सकता है, यानी जो जीव साधारण तौर पर उनके 
सन्मुख आ जावेंगे, उनके भी उद्धार का सिलसिला 
जारी हो जावेगा और चौरासी का चक्कर बन्द होकर 
उनको बराबर नर देही मिलेगी, जब तक कि वे 
सत्तलोक में न पहुँचें। जब कि आम जीवों पर सन्त 
सतगुरु ऐसी दया फरमाते हैं, तो फिर सच्चे परमार्थियों 
की हालत और बखि्शिश का, जिस कदर कि उनको 
मिलेगी, क्या बयान हो सकता है ? यानी वे जीव जल्द 
माया के घेर से निकाल कर दयाल देश में पहुँचाये 
जावेगे और उनके कर्म बहुत जल्द काट कर निर्मल 
कर लिये जावेंगे। यह फायदा नित्त के सलसग और 
अन्तर्मुखी सुरत शब्द मार्ग के अभ्यास से हासिल 
होवेगा | | 


९ - सुरत शाब्द मार्ग से मतलब यह है कि रूह 
यानी जीव आत्मा को बाहर से उसका रुख फेर कर 
शाब्द की धुन में जो हरदम घट-घट में हो रही है, 
लगावें और उसको सुनते हुए ऊपर को चढ़ाना यानी 
जिस मुकाम से आवाज़ आ रही है, वहाँ पहुँचाना | | 


१० - शाब्द की धुन से मतलब चैतन्य की धार से 
है जो कि आदि मे कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल के 
-चरनो से निकली और नीचे उतर कर कई ठेके यानी 
मज़िलो पर ठहरती हुई और मडल बाँध कर रचना 


| २] पाँच्वौँभाग [११ | भाग 


करती हुई, इस लोक में और पिंड में आई है। आदि में 
शब्द प्रकट हुआ यानी जो चैतन्य धार कुल्ल-मालिक के 
चरनो से निकली, उसके साथ आवाज़ हुई और वही 
धार और आवाज़ कुल्ल-रचना की करतार है। इस 
वास्ते जो कोई आवाज को पकड़ कर अन्तर मे चलेगा 
वही धुर धाम में पहुँचेगा । । 


११ - शब्द के बराबर कोई रास्ता दिखाने वाला 
और अन्धेरे में प्रकाश करने वाला नही है और शाब्द ही 
जहूरा और निशान कुल्ल-मालिक यानी चैतन्य का है। 
इसी वजह से शाब्द सबको प्यारा लगता है और शब्द 
ही से कुल्ल रचना की कार्रवाई और जीवों के कारोबार 
जारी हैं। । 


१२ - कुल्ल-मालिक का स्वरूप शाब्द है ओर जितने 
पद यानी स्थान रचे गये है, जेसे सत्त नाम और बह्म 
व पार-ब्रह्म और आत्मा और परमात्मा वगेरा सब शाब्द 
स्वरूप हैं और कुल्ल जीव भी शब्द स्वरूप हैं। इस 
सबब से बगैर शाब्द की उपासना और ध्यान के, कोई 
रास्ता तै करके निज घर में नही पहुँच सकता है। 


१३ - इस वास्ते कुल्ल जीवो को जो अपना पूरा 
और सच्चा उद्धार चाहते है, मुनासिब और लाज़िम है 
कि बाहर सन्त सतगुरु का सतसंग और उनके चरनों 
में सेवा और प्रीत करें और अंतर में शाब्द गुरू के चरनों 
में जो सन्त सलगुरु का निज रूप है, प्रीत लाकर 
अभ्यास शब्द के सुनने का करें, तब काम दुरुस्त 
बनेगा । | 


ग नॉ नॉ न न सेंड 


| १२ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
बचन तीसरा 


जो कोई तीनो गुन यानी सत, रज, तम 
के चक्कर और घेर में रहकर परमार्थ की 
कार्रवाई करे, तो वह किसी न किसी स्थान 
पर माया के घेर में रहेगा। लेकिन जो प्रेम 
और भक्ति के साथ संत सतगुरु से उपदेश 
लेकर करनी करेगा, तो उसको सतो का 
सिद्धान्त पद यानी कुल्ल-मालिक राधास्वामी 
दयाल का धाम एक दिन प्राप्त हो सकता है। 


१ - जिन मतो का सिद्धान्त माया के घेर में है, उन 
मलो के पेरोकार यानी मानने वाले हमेशा माया के घेर 
मे रहेंगे।। 

२ - जो कोई उन में से अभ्यास अन्तरमुख वास्ते 
प्राप्ति अपने मत के सिद्धान्त पद के करेंगे, वे कुछ 
काल सुख स्थान में बासा पावेगे, लेकिन जनम मरन 
का चक्कर चाहे बहुत देर के बाद होवे, नही छूटेगा। 
और बाकी जीव जो सिर्फ टेकी होगे और कुछ अभ्यास 
अन्तरमुख वास्ते समेटने और चढ़ाने मन और सुरत या 
प्राण वगेरा के नहीं करेंगे, वे अपने कर्म अनुसार नीचे 
ऊँचे लोक और जोन में बासा पावेगे और इनका जनम 
मरन, ब-निस्बल अभ्यासी जीवो के जल्द होता रहेगा।। 

३ - मालूम होवे कि जहाँ तक तीन गुन और पाँच 
तत्त्व की दौड़ है, वहाँ तक माया का घेर है, चाहे अति 
सूक्ष्म होवे और चाहे महा स्थूल । इस वास्ते ऐसा जतन 


| ३] पाँच्वौँभा [१३ | भाग 


करना मुनासिब है कि जिससे सुरत इस घेर के पार 
पहुँचे और वह जतन सुरत शाब्द का अभ्यास है।। 


४ - इस अभ्यास का उपदेश सिर्फ राधास्वामी मत 
मे (जो कि सन्त मत है ) जारी है। जो कोई उसकी 
कमाई करेगा, वह एक दिन माया के घेर से निकल 
जावेगा | | 


५ - राधास्वामी मत कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल 
ने आप सन्त सतगुरु रूप धारन करके जारी फरमाया 
है और उसमे मुफस्सिल भेद रास्ते और मंजिलों का 
मय शब्द हर एक मुकाम के, खोल कर सिलसिलेवार 
वर्णन किया है और जुगल अभ्यास की दया करके ऐसी 
आसान करदी है कि जिसको लड़का जवान बूढ़ा और 
स्त्री और पुरुष बे-तकलीफ सहज मे कमा सकते हैं 
और वास्ते दुरुस्ती से करने इस अभ्यास के कोई 
जरूरत घर बार और रोजगार छोड़ने की नहीं हे यानी 
गृहस्थ में बैठ कर यह अभ्यास दुरुस्ती से बन सकता 
है, बशर्ते कि थोड़ा शौक दर्शन मालिक कुल्ल और 
जीव के कल्यान का दिल में मौजूद होवे।। 


६ - राधास्वामी मत में जो अभ्यास मुकर्रर है, वह 
अपने घट में करने का है। बाहरमुख कार्रवाई सिवाय 
सतगुरु और प्रेमीजन के सतसग और बानी के पाठ के 
किसी किस्म की जारी नहीं है। 


७ - अन्तरमुख कार्रवाई दो किस्म की है, एक मन 
और सुरत का समेटना और जमाना सुरत के असली 
मुकाम पर पिंड मे और दूसरे चढ़ाना मन और सुरत 
का शब्द को सुनकर । पहिली कार्रवाई को सुमिरन और 


| १४ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


ध्यान कहते हैं और दूसरी को भजन। इन दोनों की 
तरकीब उपदेश के वक्‍त समझाई जाती हे ।। 


८ - राधास्वामी मत में प्रेम की मुख्यता है यानी 
जब तक कि परमाथी के हृदय मे थोड़ा बहुत प्रेम 
कुल्ल-मालिक के चरनों का और सन्त सतगुरु में न 
होगा, तब तक सतसंग बाहर का और शब्द का 
अभ्यास अन्तर में दुरुस्ती से नहीं बनेगा। 


९ - राधास्वामी दयाल की बानी और बचन मे 
बराबर प्रेम की महिमा ओर प्रेम की हालत का अपने-अपने 
दरजे के मुवाफिक जिक्र है। उसके पढ़ने और सुनने से 
थोड़ा बहुत प्रेम हदय में जागता है और ज्यादातर 
सतगुरु के दर्शन और बचन और सेवा से, और भी 
सच्चे प्रेमियों की हालत और भक्ति की कार्रवाई देख 
कर, प्रेम बढ़ता है और दिन-दिन नवीन शौक पैदा 


होता है। | 


१० - जिस मत में कि मालिक के चरनो का प्रेम 
नहीं है, वह मत खाली है और जिस घट में कि प्रेम 
नही, वह भी खाली है। 


११ - बगैर प्रेम या शोक के कोई शख्स कुछ काम 
ससारी या परमाथी नही कर सकता और न बगैर प्रेम 
के किसी के हृदय में पूरी सफाई हो सकती है। 


१२ - मालिक के चरनों का प्रेम बड़ी भारी दौलत 
है। जिस किसी को यह दौलत थोड़ी सी भी मिली, वही 
मालिक का मजूर नजर हो गया और उसी का परमाथी 
भाग जागा और उद्धार का रास्ता जारी हुआ।। 


| ३ ] पाँच्वौँभ [१५ | भाग 


१३ - जहाँ प्रेम है, वहाँ हमेशा ख़ुशी और आनन्द 
है ओर जहाँ प्रेम की हानि है, वहाँ सदा दुख और क्लेश 
और विरोध का बासा है।। 


१४ - जहाँ सच्चा प्रेम है, वहीं सच्ची दीनता और 
सेवा है और वहीं हर तरह की ताकत और शक्ति हर 
वक्त मौजूद है।। 

१५ - माया और माया के पदार्थ सुरत और मन की 
धार को अपनी तरफ खेच कर सोख जाते हैं और जो 
उनमें प्रीत आती है, उसका नाम मोह है। यह परमार्थ 
की तरफ से हटाने वाला और माया के जाल मे फंसाने 
वाला है।। 


१६ - मान और अहकार और ईर्षा परमार्थी प्रेम के 
सुखाने वाले हैं और क्रोध और विरोध को पैदा करते 
हैं। सच्चे परमार्थी को इन विकारों से बचते रहना 
चाहिये।। 


१७ - यह प्रेम कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल 
और सत सतगुरु की दात है। जिस किसी को वे दया 
करके इसका किनका बर्शें, वही जीव बड़ भागी हे 
और उसी से सुरत शाब्द मार्ग का अभ्यास आसानी से 
बन पड़ेगा | | 


१८ - इस वास्ते सब जीवो को लाजिम है कि 
पहिले सत सतगुरु और उनके प्रेमी सेवको का खोज 
लगावे । जब वे मिल जावेंगे तो सब काम परमार्थ का 
आहिस्ते आहिस्ते बन जावेगा ।। 


ग न नेः नः न = 


| १६ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
बचन चोथा 


आदि में शाब्द प्रकट हुआ। शब्द से ही 
कुल्ल रचना हुई और शब्द ही सब की रक्षा 
और सम्हाल कर रहा है। शब्द से ही सब 
कारज सिद्ध होते हैं।। 


१ - आदि में शब्द प्रकट हुआ और शब्द से ही 
कुल्ल रचना हुई यानी जेसे कि शब्द की धार उतर कर 
रास्ते मे जगह जगह ठहरती और मडल बॉध कर रचना 
करती आई, वैसे ही रचना का विस्तार होता गया।। 

२ - पहिले दरजे में हस और परम हस और दूसरे 
दरजे में ब्रह्म-सृष्टि यानी ईश्वर कोटि और तीसरे 
दरजे मे देवता और मनुष्य और चार खान की रचना 
इई । | 

३ - शब्द से मतलब उस आवाज से हे जो चैतन्य 
की धार के साथ हो रही है। वही आवाज़ हुक्म और 
नाम और आकाशाबानी और आवाजे-आसमानी और 
कलामे-इ़लाही यानी मालिक की आवाज कहलाती हे ।। 


४ - इस आवाज़ का बहुत भारी असर है यानी वही 
चैतन्य की शक्ति और उसका जहूरा और निशान है। 
जहाँ शाब्द है, वहीं चैतन्य प्रकट है और जहाँ शब्द गुप्त 
है, वहाँ चैतन्य भी गुप्त है।। 


५ - हर एक मुकाम का शब्द उस लोक या मडल 
की रचना में व्यापक है और उसी के असर से कुल्ल 
कार्रवाई उस लोक या मडल की रचना की जारी हे।। 


| ४] पाँच्वौँभ [१७ | भाग 


६ - बच्चा जब पेदा होता है, तब वह अपने 
हम-जिन्स यानी माता पिता भाई बहिन और कुल 
कुटुम्बी ओर रिश्तेदार और दोस्त आशना और बिरादरी 
वगैरा का शाब्द सुन कर, उन्हीं के मुवाफिक कार्रवाई 
सीखता और करता हे। इसी तरह जानवरों के बच्चे भी 
अपने माँ बाप और हम-जिन्स की बोली सुन कर 
सीखते हैं और उसके मुवाफिक कार्रवाई करते हैं ।। 


७ - अब समझना चाहिए कि माँ बाप का शब्द सुन 
कर और मान कर, बच्चे काबिल इसके होते हैं कि 
उस्ताद के पास जाकर उसका शब्द सुने और माने 
ताकि विद्या अच्छी तरह आ जावे और बुद्धि जाग 
उठे । | 


८ - इसी तरह जिस किसी ने उस्ताद के शब्द को 
चित्त से सुना और माना, वह पढ़ लिख कर होशियार 
और काबिल इस बाल के हो गया कि राजा और हाकिम 
का संग करके बन्दोबस्त देशों और बहुत से जीवों का 
कर सके और मुल्क का और घरों का इन्तज़ाम इसी 
कायदे के मुवाफिक दुनिया में जारी है।। 


९ - इसी तरह इन लोगों में से जो कोई सच्चे गुरु 
के सलसग मे गया और उनका बचन सुना और माना, 
वह प्रेम की दौलत पाने का मुस्तहक हुआ यानी दिन 
दिन प्रीत और प्रतीत उसकी मालिक के चरनो में 
बढ़ती जावेगी और सुरत शाब्द मार्ग का अभ्यास करके, 
जिस कदर फासला कि मा-बेन इस जीव और 
कुल्ल-मालिक के धाम के वाकै है, तै होता जावेगा यानी 
एक दिन वह ऊंचे से ऊँचे देश में पहुँच कर परम 

आनन्द को प्राप्त होगा और काल और माया के जाल 


| १८ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


से निकल कर, कष्ट और क्लेश और जनम मरन और 
दुख सुख से कतई छुटकारा उसका हो जावेगा ।। 


१० - सुरत शब्द के अभ्यास से मतलब यह है कि 
अंतर में ऊचे देश के चैतन्य का शब्द सुनता हुआ 
अभ्यासी निज धाम में जहाँ से कि आदि में शब्द प्रकट 
हुआ, पहुँच जावे यानी शाब्द की डोरी को पकड़ कर 
एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर चढ़ता चला जावे।। 


११ - हर जगह रचना में कार्रवाई शाब्द यानी 
चैतन्य की है। शाब्द से ही प्रेम और ज्ञान यानी समझ 
बूझ और प्रीत प्रतीत हासिल होती है और शब्द से ही 
ईर्षा विरोध और विकारी अंग पैदा होते हैं, क्योंकि 
कुल्ल रचना दयाल और काल की शब्द ही के वसीले 
से पैदा हुई है और जारी है।। 


१२ - जिस किसी का मन दुनिया का हाल 
नाशमानता का देख कर ठंडा हुआ है और दुख सुख 
और जनम मरन के चक्कर से बच कर परम आनद के 
धाम में विश्राम चाहता है, उस को मुनासिब है कि सत 
सतगुरु की सरन लेकर उनके सतसग मे शामिल होवे 
और काल और दयाल का भेद समझ कर काल अंग 
और काल देश को त्यागता हुआ दयाल देश की ओर 
चले और दयाल शब्द की डोरी पकड़ कर कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल के निज धाम में पहुँच कर अमर 
आनंद को प्राप्त होवे यानी इस लोक के शब्द को जो 
माया के पदार्थों में लुभाने वाला और फॅसाने और 
अटकाने वाला है, छोड़ कर दयाल देश यानी अपने 
निज घर की सुध लेकर माया के घेर से निकलने का 


| ४] पाँच्वौँभाग [१९ | भाग 


जलन शुरू कर देवे तो सत सलगुरु की मेहर से एक 
दिन निज धाम में बासा पा जावेगा ।। 


१३ - मालूम होवे कि हर मुकाम और हर एक 
हालत और सूरत में कुल्ल कार्रवाई शब्द की है, चाहे 
दयाल का होवे या काल का। इस वास्ते सच्चे परमाथी 
लोगों को चाहिये कि शाब्द २ का भेद समझ कर और 
मन और माया की कार्रवाई से बच कर दयाल देश में 
पहुँचने का इरादा करें।। 


१४ - दयाल देश में पहुँचाने वाली धार जुदी है 
और काल देश में भरमाने और भटकाने वाली धार जुदी 
है। इनका भेद सत सतगुरु के सतसंग मे मिलेगा और 
उन्हीं की मेहर और दया से जीव काल और माया के 
जाल से निकल कर पार जावेगा। और कोई जतन 
और जुगल बचने की नही है।। 

१५ - इस वास्ते कुल्ल जीवो को मुनासिब और 
लाजिम है कि पहले खोज सन्त सतगुरु या उनकी 
संगत का करके उसमें शामिल होवे और सुरत शब्द 
मार्ग का उपदेश लेकर अभ्यास शुरू करें, तब उनका 
काम आहिस्ते २ सत सतगुरु की मेहर से बन जावेगा, 
नहीं तो माया के घेर में पड़े रहेंगे और चौरासी में 
भरमते रहेंगे । | 


| २० ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
बचन पाँचर्वो 
सुरत का जगत मे उतार और फॅसाव 
और जुगल उस के उद्धार यानी 
चऴाव की घर की तरफ ।। 


१ - आदि मे कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल के 
चरनों से शाब्द की धार प्रकट हुई । उसी धार का नाम 
आदि सुरत है। यह धार जगह २ मडल बाँध कर रचना 
करती हुई नीचे उतरी और तीसरे दरजे यानी मलीन 
माया के देश मे पिंड के नाके पर जिसको छठा चक्र 
और तीसरा तिल कहते हैं, ठहरी और फिर वहाँ से एक 
धार नीचे के चक्रो मे उतर कर गुदा चक्र के स्थान पर 
ठहरी और दो घारें दोनो आँखों मे आई और वहाँ बैठ 
कर देह और दुनिया का काम देने लगी और इन्द्रियो 
द्वारा भोगों और अनेक पदार्थो में रसी और फंसी ।। 


२ - जो कि कानून कुदरत का सब जगह यकस 
जारी हे, इस वास्ते बाहर और पिंड के अदर रचना एक 
ही तौर पर हुई और सुरते इस लोक में देहियों में बस 
कर, कुटुम्ब परिवार और अनेक भोगो और पदार्थो में 
फेस गई और जहाँ २ उन के मन का बंधन हो गया, 
वहाँ से दुख सुख का भोग करने लगीं।। 


३ - जहाँ मन की प्रीत या तवज्जह होती है, वहीं 
इसकी धार आती जाती है और जब २ उसके प्यारे 
जीव या वस्तु में कुछ खलल या बदल पैदा होता है 
उस वक्त जो वह मन के मुआफिक है तो सुख और 
ना-मुआफिक है तो दुख मालूम होता है। और जहाँ मन 

की तवज्जह और लाग नही है या पहिले थी और फिर 


| ५] पाँच्वौँभा [? | भाग 


हट आई, वहाँ चाहे जैसी हालत बदले उसका असर 
कुछ नहीं मालूम होला।। 


४ - इससे जाहिर है कि जिस कदर मन के बधन 
या मोह या पकड़े हैं, उसी कदर उसकी लाग या मानन 
के मुवाफिक हालत बदलने पर, एक दूसरे को दुख या 
सुख का असर पहुँचता है यानी विशेष करके इस 
दुनिया में दुख सुख मानन का है।। 


५ - कुल्ल जीव अपने रोजमर्रा के बर्ताव से इस 
बात की जाँच कर सकते है कि ससार मे दुख सुख का 
भोग विशेष करके मन के मानन का हे यानी जहाँ २ 
और जिस २ में मन की लाग या बंधन हे, सो जब २ 
वहाँ और उस में किसी किस्म की नई हालत पैदा होवे 
कि जिस के सबब से दुख या सुख व्यापे, तो प्रीत 


करने वाले को भी उसी किस्म का दुख सुख व्यापेगा 
और हाल यह है कि लगन वाले की देह या सामान में 
किसी किस्म का हर्ज मर्ज़ वाके नही हुआ, वह हालत 
उसी शख्स या चीज़ पर गुजरी कि जिस मे उसकी 
लाग थी।। 


६ - देह का दुख सुख असली माना जाता है मगर 
जो गौर करके देखा जावे तो यह भी जिस कदर मन 
की धार उस अंग में आती जाती है, उसी कदर उस 
अग में लाग है और उसी कदर वक्‍त तकलीफ या 
आराम के उसका दुख सुख मन और सुरत को व्यापता 
है यानी यहाँ भी बहुत से मुआमलों में दुख सुख मानन 
ही का है। जैसे एक शख्स बुखार या कोई और बीमारी 
से बीमार है और चारपाई में पड़ा हुआ है, लेकिन इसी 

वक्‍त उसके किसी खास प्यारे की तबीअत सख्त 


| २२ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


बीमार हो गई, तो उस वक्त वह शख्स अपनी बीमारी 
को भूल कर फौरन उठ बैठता है और अपने प्यारे के 
सुआलजे में लवज्जह और मदद करता है। सरबत 
बीमारी या निहायत दरजे की जोफ की हालत मे शायद 
यह बात किसी किसी से जिसका बधन देह में विशेष 
है, न बन पड़े।। 


७ - सिवाय इस के ऐसी सूरत में कि जब किसी 
का कोई मतलब खास या काम बनता होवे या कोई 
सख्त तकलीफ और बला दूर होनी मुमकिन होवे, तो 
जो कोई तकलीफ कम दरजे की आन कर पड़े तो 
लोग उसकी सहज में बरदाश्त करते हैं और कोई 
शिकायत किसी किस्म की नहीं करते या कोड शख्स 
कुछ बीमार है और उस पर सर्त और भारी मुसीबत 


या सदमा नाजिल होवे, तो अपनी बीमारी को फौरन 
भूल कर, उस सदमे के रज मे शामिल और गिरिफ्तार 
हो जाता है। इन सब सूरतों मे साफ नज़र आता है कि 
दुख सुख मन का मानन है और मन की धार के लाग 
और बधन का नतीजा है और जब जहाँ से लाग घट 
गाई या दूर हो गई यानी मन का बधन नही रहा और 
धार की आमद-रफ्त मौकूफ होगई या कि तवज्जह 
दूसरी तरफ हो गई, फिर वहाँ कैसा ही दुख या सुख 
पेदा होवे, उसका असर प्रीत और लाग छोड़ देनेवाले 
शख्स को बिल्कुल नहीं पहुँचता। 


८ - और भी देखने में आता है कि जब किसी के 
मन की धार को जो एक तरफ जा रही है, बदल दिया 
जावे, तो फौरन उसकी हालत भी बदल जाती है। जैसे 
कोई बालक खेलते हुए गिर पड़ा और खफीफ चोट भी 
आई और रोने लगा, माँ बाप ने फौरन कोई खिलौना | 


| ५] पाँच्वौँभा [?३ | भाग 


या बाजा उसको दिखला कर उसकी तवज्जह या धार 
को रीच लिया, लब फौरन रोना बन्द हो गया और उस 
खिलौने या बाजे को देख कर बालक मगन हो गया।। 


९ - इसी तरह जब कोई शख्स फिक्र या रज या 
चिन्ता में बैठा हुआ है और उसी वक्‍त कोई खास ख़ुशी 
की खबर आई तो वह फौरन उस दुख या चिन्ता को 
भूल जाता है और ख़ुशी मनाता है यानी मन की धार 
फौरन बदल जाती है और उसी मुवाफिक लाग का भी 
फल बदल जाता है।। 


१० - अब गौर करना चाहिये कि इस दुनिया में 
सब जीवो की लाग कुटुम्ब परिवार और बिरादरी और 
अनेक तरह के दुनिया के सामान में हो रही है और यह 
सब नाशमान हैं यानी हमेशा बदलते रहते हैं। फिर जो 
कोई इन में प्रीत करेगा, जब २ उनकी हालत बदलेगी 
या अभाव हो जावेगा, तब लब उस शख्स को अपनी 
लगन यानी मन की धार के मुवाफिक सुख या दुख 
व्यापेगा | | 


११ - अकलमद और विचारवान को चाहिये कि ऐसे 
पद या वस्तु में चित्त लगावे कि जो हमेशा एक रस 
कायम रहे ओर जिससे मेल करने से दम दम रस और 
आनन्द और शौक बढ़ता जावे और एक दिन उससे 
मिलने या उसके निकट पहुँचने पर महा चैतन्य, महा 
प्रेम, महा आनन्द और महा सुख का भडार खुल जावे 
और जिसकी तरफ तवज्जह करने से दुनिया और देह 
के दुख सुख आहिस्ते २ बिसरते जावे| । 


१२ - ऐसा पद कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल 
और उनका धाम है जो सब रचना के परे और निर्मल 


| २४ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


चैतन्य देश है और जो कि सब जीव आदि मे उसी पद 
से आये हैं, इस वास्ते जब तक कि अपने निज घर में 
उलट कर न जावेंगे, तब तक सच्चा और हमेशा का 
सुख प्राप्त नहीं होगा ।। 


१३ - जो कि कुल्ल रचना की कार्रवाई धारों के 
साथ है और देहियो की कार्रवाई भी मन और इच्द्रियों 
की धार के साथ होती है, इस वास्ते जिस कार्रवाई के 
फल या नतीजे को बदलना मजूर है, तो उस धार का 
जिसके वसीले से वह कार्रवाई होती है, रुख बदलना 
चाहिये। 


१४ - इस दुनिया में कुल्ल कार्रवाई जीवों की मन 
और इन्द्रियों की धार के वसीले से होती है और जोकि 
यह सब रचना बाहर है, इस वास्ते सब धारों का रुख 
बाहर की तरफ है और इनकी कार्रवाई से दुख सुख 
का फल मिलता है और जो इससे बचना मजूर है तो 
डन धारो का रुख बदलना चाहिये यानी अन्तर मे अपने 
घर की तरफ मोड़ना चाहिये क्योकि वह घर सुख का 
भण्डार है और जो सुरत की धार वहाँ से आई है, वह 
भी सुख और आनन्द स्वरूप है। जो धार का रुख 
अन्तर मे ऊपर की तरफ मोडा जावे तो जिस कदर 
चाल चलेगी, ज़्यादा से ज्यादा सुख मिलता जावेगा 
और एक रोज़ महा सुख के भण्डार में पहुँच कर हमेशा 
को विश्राम मिलेगा ।। 


१५ - इस बात का इम्तिहान अपनी हालत की 
जाँच से हो सकता है यानी एक उस हालत को देखो 
कि जब धारे मन और इन्द्रियो की बाहर के कामो में 
बिखर रही हैं और दोनों किस्म की कार्रवाई एक मन के 


| 4]...  पॉचवॉभाग.. [२५ | भाग 


मुवाफिक और दूसरी ना-मुवाफिक जारी है और दूसरी 
हालत को परखो कि जो इन धारौ का रुख फेरने और 
मन और सुरत की धार के साथ शामिल करके अन्तर 
में ऊपर की लरफ चढ़ाने से पैदा होती है। पहिली 
हालत मे दुख सुख का भोग होता है ओर दूसरी हालत 
आनन्द और सरूर की है जो स्वरूप या रोशनी का 
दर्शन करके और शब्द को सुन कर हासिल होती है।। 


१६ - जो कोई इस तरह पर धार को बदलने की 
तरकीब जानता है और उसका अभ्यास करता है, वह 
संसार और उसके दुख सुख से जब चाहे अपना थोड़ा 
बहुत बचाव कर सकता है और अन्तरी आनद ले 
सकता है। इसी का नाम सच्चा परमार्थ है यानी देह 
और दुनिया के बन्धन और दुख सुख से आहिस्ते 


आहिस्ते छुटकारा होना और घट में आनन्द का प्राप्त 


होना | | 


१७ - यह परमार्थ सब जीवों को कमाना चाहिये, 
बगैर इसके किसी का सच्चा और पूरा उद्धार नहीं 
होगा। इसके सिवाय जितनी कार्रवाई परमार्थ के नाम 
से संसार में जारी है और जिसका ताल्लुक अन्तर 
सुरत और शब्द की धार से नहीं है, चाहे वह किसी 
किस्म की मुद्रा या प्राणायाम का ही साधन होवे, शुभ 
कर्म का फल यानी कोई अरसे तक सुख देवेगी, 
लेकिन घर की तरफ चाल नहीं चलेगी और न उद्धार 
की सूरत नज़र आवेगी।। 


१८ - यह निर्मल और सच्चा परमार्थ सिर्फ सन्त 
सतगुरु या उनके सच्चे और प्रेमी सेवक से मिल 
सकता है और आज कल उसकी कार्रवाई राधास्वामी 


| २६ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


मत की सगत में, जहाँ तहां, बहुत आसान तौर के साथ 
जारी है। और किसी मत में उसका भेद और तरीका 
अभ्यास का जिक्र भी नहीं है, बल्कि कुल्ल मत वाले 
बाहरमुखी परमार्थ की कार्रवाई कर रहे है, जो कि शुभ 
कर्म में दाखिल है।। 


१९ - राधास्वामी मत में सच्चे और कुल्ल-मालिक 
का भेद और उसके धाम की महिमा और वहाँ से सुरत 
की धार का उतार माया देश में मय शरह स्थानो के 
जहाँ-जहाँ वह रास्ते में ठहरती और मडल बाँध कर 
रचना करती आई है, मुफस्सिल बयान किया है और 
इसी तरह से सुरत के उलटाने का तरीका बहुत 
आसान जुगल यानी शाब्द मार्ग के वसीले से (जिसको 
लड़का, जवान, बूढ़ा, औरत और मर्द, गृहस्थ और 
विरक्त बिला किसी किस्म की तकलीफ या खतरे के 
कमा सकते हैं) उपदेश किया है।। 


२० - जो कोई सच्चा परमार्थी प्रेम और दर्द लेकर 
राधास्वामी मत मे शामिल होवे और भजन और ध्यान 
का अभ्यास करे तो उसको बहुत जल्द अपने अन्तर मे, 
थोड़ा बहुत रस और परचा मिल सकता है कि जिससे 
उसको इस बाल का निश्चय हो जावेगा कि इसी 
अभ्यास से उस का काम दुरुस्त बनेगा और एक दिन 
निज घर में पहुँच कर वहाँ विश्राम पावेगा और हमेशा 
के वास्ते सुखी हो जावेगा। इस वास्ते सब जीवों को 
मुनासिब और लाजिम है कि अपने जीव के कल्याण के 
वास्ते, कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल ओर सन्त सतगुरु 
की सरन लेकर राधास्वामी मत के अभ्यास में शामिल 
हों और सुरत शब्द मार्ग की कमाई जिस कदर बन 


Ny 


| ६ ]...... पॉचवॉभाग.. [२७ | भाग 

सके, दिलो-जान से करें तो उनको चन्द रोज में ही 
बहुत कुछ तजरुबा इसी जिंदगी में हासिल होगा कि 
जिससे उनको पूरा यकीन हो जावेगा कि उनके उद्धार 
में कतई शक नहीं है, चाहे दर्शन कुल्ल-मालिक का 
जिन्दगी में हासिल होवे या नहीं, पर उसका जलवा 
और प्रकाश और शब्द जो कि निज रूप का निशान है, 
जरूर नज़र आवेगा और सुनाई देगा और अखीर वक्‍त 
पर मौज से सन्त सतगुरु आप दर्शन देकर अपने जीवों 
की सुरतों को गोद में बैठा कर सुख स्थान में बासा 
देंगे।। 


बचन छठवां 


दुनिया की मान बड़ाई और भोग बिलास 
देखकर हर कोई उनकी चाह उठाता है और 
अपनी ताकत के मुवाफिक जतन करता है 
और उसमें थोड़ी बहुत कामयाबी होती है, 
लेकिन दुनिया और उसके सामान की 
नाशमानता और अनेक तरह के दुक्ख और 
मौत सबके सिर पर खड़ी देख कर बहुत 
कम जीव खौफ लाते है और इनमें से भी 
निहायत ही कम जीव कोई जतन अपने 
बचाव का करते हैं।। 

१ - दुनिया मे दौलत और लियाकत और हुनर और 
गुन और हुकूमत और भोग बिलास वगैरा देखकर 


| २८ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


उनकी चाह हर कोई उठाता है और उनके हासिल 
करने के वास्ते जलन करता हे, जिसमें अक्सर थोड़ी 
बहुत कामयाबी भी होती है।। 

२ - लेकिन बहुत कम ऐसे जीव हैं कि दुनिया और 
उसके सामान की नाशमानला और अनेक तरह के 
दुक्खों की तकलीफ और सब के सिर पर मौत को 
खड़ा हुआ देखकर, खौफ मन मे लाते है और इनमे से 
भी निहायत कम ऐसे जीव हैं कि जो कुछ जलन जेसा 
कि अपने-अपने मत मे जारी है, करने को तैयार होते 
हैं या दरियाफ्त करके करते हैं।। 


३ - पहिले तो कुल्ल जीवों की लाग और चाह मन 
और इन्द्रियो के भोगो में ज़बर धरी हुई है और उसके 
निमित्त जो जलन कर रहे हैं, उससे उनको फुरसत ही 
नहीं होती कि दूसरे काम की तरफ मुलवज्जह होवें ।। 


४ - जब जब किसी को सरञ्त दुखी देखा या सुना 
या कहीं कोई सख्त सदमा या बला नाज़िल हुई या 
यकायक और बे-वक्त या गैर-मासूली मौत वाके हुई, 
तब कुछ मन मे खोफ आता है और इरादा भी करते हैं 
कि कोई जतन उनके दूर होने के वास्ते या उनका 
असर कम व्यापने के लिये करें। मगर जहाँ दो चार 
रोज़ गुज़रे और वह खौफ हलका पड़ा, फिर कोई 
शख्स खबर भी नहीं लेता कि वह जतन सच्चा क्या है 
और किससे दरियाफ्त हो सकता हे और कैसे उसकी 
कार्रवाई की जा सकती है।। 


५ - बाजे जीव जो भोले और थोडे प्रेमी है, उनके 
दिल में दुनिया का नाकिस और उलटा हाल देख कर 
सच्चा खौफ पैदा होता है और वे वास्ते रफा करने 


| ६ ] पाँच्वौँभा [२९ | भाग 


उसके, अपने मजहब के मामूली पेशवाओं से सलाह 
लेकर, मामूली कार्रवाई मुताबिक पुरानी चाल और 
दस्तूर के, जेसे नाम का सुमिरन जबान से और मानसी 
ध्यान बे-ठिकाने और दान, पुण्य और व्रत और तीर्थ 
और पोथियो का पाठ वगेरा करते हैं, पर ऐसी कार्रवाई 
करके जरा भी गौर नहीं करते कि जिन्दगी में कुछ 
इसका फायदा नजर आया या नहीं और जो जिन्दगी में 
नहीं मालूम हुआ तो बाद मरने के उसके प्राप्ति की 
केसे उम्मीद हो सकती है।। 


६ - सबब इस भूल और गफलत का यह हे कि 
जीवों की तबीअत का सर्व अंग करके झुकाव दुनिया 
की तरफ हो रहा है ओर उसके कारोबार के करने और 
सोचने और बिचारने से उनको बहुत कम फुरसत 
मिलती है कि वे दूसरी बात का ख्याल करें।। 


७ - इस मे कुछ शक नही कि दुख और मोल वगैरा 
का चक्कर हर रोज प्रत्यक्ष चल रहा है और हर एक 
जीव को अपनी मौल की याद दिलाता है, लेकिन यह 
याद भी रोजमर्रा के हिसाब से साधारण हो जाती है 
और सिवाय दस पाँच मिनट के ज्यादा देर तक उसका 
असर नहीं रहला ।। 


८ - जब कोई भारी वारदात या मुसीबत या मरी 
या सख्त अकाल वाके होता है, उस वक्‍त जीवो के मन 
मे भारी खौफ और चिन्ता और फिक्र अपने २ बचाव की 
पैदा होती है और कोई दिन उसका ठहराव भी होता हे 
और इस अरसे में हर कोई जिस कदर बन सकता है, 
खेरात और दान वगैरा देता है और थोड़ी बहुत मालिक 

की याद भी करता है और बाजे लोग खोज और तलाश 


| ३० ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


निसबल मालिक और तरकीब और रास्ता उसके मिलने 
के करते हैं और कोई २ दुनिया की नाशमानता और 
सख्त वाकै देख कर ज्यादा डर जाते हैं और जीते जी 
मालिक से मिलने या मोत से निचित हो जाने का जतन 
जैसा कुछ कि दरियाफ्त होवे, करते हैं। । 


९ - पिछली किस्म के लोगों मे से जिस किसी को 
भाग से सत सतगुरु या साध गुरु मिल जावे तो उनसे 
पूरा भेद कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल और उनके 
धाम का और भी रास्ते की मज़िलों का और जुगल 
चलने की अपने घट मे दरियाफ्त करके सीधे रास्ते पर 
उसकी चाल चल सकती है और फिर वही जीव एक 
दिन निज धाम मे पहुँच कर मोत से निचिन्त और जन्म 
मरन के चक्कर से रहित हो कर परम आनद को प्राप्त 
हो सकते हैं। | 


१० - बाकी जीवो को जो-जो जिस कदर कार्रवाई 
दान, पुण्य और नाम का सुमिरन और ध्यान और 
पोथियों का पाठ और तीर्थ व्रत वगेरा करेंगे, वह शुभ 
कर्म में दाखिल हो कर उसके फल के एवज में सुख 
पावेगे, पर जन्म मरन नहीं छूटेगा और इस वास्ते 
सच्चा उद्धार भी नहीं होवेगा।। 


११ - सच्चे उद्धार से मतलब यह है कि सुरत यानी 
रूह माया देश को छोड़ कर अपने निज देश यानी 
कुल्ल-मालिक के धाम में पहुँच कर अमर आनन्द को 
प्राप्त होवे और माया देश की हद तीन लोक तक हैं 
जिस में पिंड और ब्रह्मांड दोनों शामिल हैं और 
कुल्ल-मालिक का धाम पिंड ब्रह्मांड के परे है, जिस को 
निर्मल चैतन्य देश अथवा सन्त और दयाल देश भी 


| ६ ]..... पॉचवॉभाग.... [२ | भाग 


कहते हैं। वहाँ काल और कर्म और मन और माया नहीं 
हैं और इस सबब से कष्ट और क्लेश और दुख सुख 
और जनम मरन का चक्कर भी नहीं है।। 

१२ - इस ऊंचे से ऊँचे धाम और कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल का पता और भेद सिर्फ सन्तो के 
पास है, पर उनका मिलना दुर्लभ है। बड़भागी जीवों 
को अपनी दया से दर्शन देते हैं और भेद समझा कर 
और जुगल चलने की बता कर उनसे रास्ता तै कराते 
हैं और परम धाम में बासा देते हैं।। 


१३ - इस जमाने में कुल्ल-मालिक राधास्वामी 
दयाल ने जीवों को निहायल दुखी और बल हीन देख 
कर अति दया करके सल सतगुरु रूप धारन फरमाया 
और भेद अपने निज धाम और उस के रास्ते और 
मज़िलों का खोल कर समझाया और जुगत चलने की 
इस कदर आसान कर दी कि हर कोई लड़का जवान 
बूढ़ा औरत मर्द चाहे विरक्त होवे या गृहस्थ, उस को 
बे-खतरे और बे-तकलीफ सहज में कमा सके और थोडे 
दिन के अभ्यास में अपना सच्चा उद्धार होता हुआ इस 
ज़िंदगी मे देख ले ओर कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल 
की दया और रक्षा के परचे अलर और बाहर परख लेवे 
ताकि पूरा इलमीनान और तसल्ली अपने सच्चे उद्धार 
की निसबल इसी ज़िदगी में हो जावे।। 


१४ - जो कोई सच्चा खोजी और ददी है, उस को 
यह भेद और तरीका अभ्यास का आज कल राधास्वामी 
संगत से आसानी से मिल सकता है और यही सच्चा 
रास्ता सच्चे और पूरे उद्धार का है। और तरीके रास्ते 

में थक कर रह गये, धुर धाम का भेद सिवाय 


| ३२ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


राधास्वामी मत के और किसी मत में पाया नहीं 
जाता । | 


१५ - गौर करने की बात है कि जब सुरत रूह की 
बैठक जाग्रत अवस्था में आँख के मुकाम पर है और 
वहीं से धार ऊँचे देश की तरफ अंतर में वक्‍त सोने या 
मौत के खिच जाती है और देह और इन्द्रियाँ और मन 
फौरन वक्त खिचने धार के बेकार हो जाते हैं, तो फिर 
रास्ता मुक्ति और उद्धार का इसी मुकाम से अतर में 
जारी हो सकता है। बाहर जिस कदर कार्रवाई की 
जावे, जो उसका सिलसिला रूह की धार से अतर मे 
नही लगा हुआ है यानी सुरत और मन की चढ़ाई में 
कुछ मदद उस कार्रवाई से नही मिलती है, तो वह 
करतूत शुभ कर्म का फल देगी और उस मुकाम पर 
जहाँ माया और मन और काल और कर्म नही हैं, नहीं 
पहुँचावेंगी और इस सबब से पूरा उद्धार नही होवेगा।। 

१६ - इस वास्ते कुल्ल जीवों को जो देह के दुख 
सुख और मौत की सख्त तकलीफ से बचना चाहें, 
मुनासिब और लाजिम है कि राधास्वामी संगत में 
शामिल होकर और सुरत शब्द मार्ग का उपदेश लेकर, 
थोड़ा बहुत अभ्यास शुरू करदे तो जिस कदर दया 
और रक्षा कि इस अभ्यास के साथ है, उनको इसी 
जिंदगी में चद रोज़ के अभ्यास के बाद मालूम पड़ेगी 
और अपने सच्चे उद्धार का पूरा निश्चय हो जावेगा 
और एक दिन सच्चे मालिक के निज धाम मे पहुँच कर 
अमर आनंद को प्राप्त होवेंगे | । 


| ७] पाँच्वौँभा [२३ | भाग 
बचन सातवा 

जगत उपदेश यानी वर्णन उस समझौती 
और कार्रवाई का कि जो सब जीवों को वास्ते 
अपने निज कल्यान के जरूर धारन करना 
चाहिये । । 

इस बचन के सात भाग हैं 

१ - पहिला भाग, कुल्ल-मालिक के चरनो में प्रीत 
और प्रतीत और खौफ और दीनता और सेवा का 
वर्णन | | 

२ - दूसरा भाग, जीवों के साथ बर्ताव का वर्णन ।॥ 


३ - तीसरा भाग, अपने निज आपे यानी निज रूप 
के साथ बर्ताव || 

४ - चौथा भाग, अपने मन और देह रूप आपे के 
साथ बर्ताव | | 


५ - पॉचवाँ भाग, कुल्ल-मालिक का खोज और 
पता लगाना और उसके धाम मे पहुँचने और दर्शन 
करने की जुगल दरियाफ्त करनी । | 


६ - छठा भाग, अभ्यास करना सुरत शब्द मार्ग 
का, कुल्ल जीवों को चाहे औरत होवे या मर्द, वास्ते 
अपने जीव के कल्यान के, फर्ज और लाजिम है।। 


७ - सातवाँ भाग, जरूरी उपदेश ।। 


| ३४ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


पहिला भाग, कुल्ल-मालिक के चरनों में 
प्रीत और प्रतीत और खौफ और दीनता और 
सेवा का वर्णन 


१ - कुल्ल जीवों को चाहे पढ़े लिखे होवें या नही 
आसमानी और जमीनी रचना देख कर फौरन यकीन 
इस बाल का दिल में पैदा होता है कि कोई उसका 
करता जरूर है और वह सर्व समर्थ और सर्व ज्ञानी 
और कुल्ल रचना की आदि और आप अनादि है। और 
जब वह अपनी धारो यानी किरनियो से सब जगह 
मौजूद है तो जीवों के घट घट में भी जरूर मौजूद है 
और जो कि मनुष्य सब रचना में श्रेष्ठ है और सब 
जानदार उससे नीचे और उसकी ताबेदारी करते है, तो 
जरूर उसके घट में कुल्ल-मालिक का जलवा और 
प्रकाशा ज्यादा से ज्यादा प्रकट है।। 

२ - (१) ऐसे कुल्ल-मालिक के चरनों मे प्रतीत 
सहित प्यार और प्रीत करना हर एक जीव पर फर्ज है। 
(२) और जब हम देखते है कि हम कोई काम अपनी 
ताकत से अपनी मर्जी के मुआफिक वास्ते अपने सुख 
के नहीं कर सकते और जब दुख आता है तो उसको 
भी फौरन नहीं हटा सकते तो उस मालिक का दिल में 
खौफ रखना भी जरूर चाहिये, ताकि हम खिलाफ 
उसकी मोज और मरजी के किसी काम मे कोशिश न 
करे और उदूल-इुकमी की सजा के भागी न होवे और 
कोई काम ऐसा न करें कि उसके ना-पसन्द होवे। 
(३) ओर जो कि वह सब से बड़ा ओर सब का मालिक 
और सब का हितकारी और कारसाज है, इस वास्ते 


| ७] पाँच्वौँभा [२५ | भाग 


उसके चरनो में हमेशा दीनता रखना और जिस कदर 
बने उसकी सेवा और खिदमत करना भी जरूर चाहिये। | 


३ - दुनिया मे जो राजा महाराजा अमीर और 
धनवान और हकूमतवान और विद्यावान और गुनवान 
और स्वरूपवान वगेरा होते हैं, उनकी तरफ कुल्ल 
जीवों के मन में तवज्जह और दर्शनो का इरादा और 
दीनता और शौक सेवा का आपही पैदा होता हे फिर 
कुल्ल-मालिक के चरनो मे जो सब का रचनेवाला और 
पालन करने वाला है, किस कदर दीनता और सेवा 
करना मुनासिब और जरूरी है? 


४ - निशान प्रीत और प्रतीत का यह है कि 
कुल्ल-मालिक की महिमा और उसकी कुदरत और 
लीला के बिलास और बानी को निहायत तवज्जह और 
प्यार और शोक के साथ पढ़े और सुने और जो कोई 
उसकी महिमा और लीला सुनावे, वह प्यारा लगे और 
दिन २ शौक उस के दर्शन का बढ़ता जावे।। 


५ - निशान दीनता और सेवा का यह है कि 
कुल्ल-मालिक को सर्व समर्थ जान कर, सच्ची दीनता 
उसके चरनों मे लावे और जब तब वास्ते प्राप्ति दर्शनो 
के अलर में प्रार्थना करता रहे और सेवा की उमंग 
उठती रहे और जो कि मालिक आप किसी चीज का 
मोहताज नहीं है, तो जो कोई उसके बच्चों में से भूखा 
नगा या बीमार होवे, उसकी मदद अपनी ताकत और 
फुरसत के मुवाफिक करे और जो उसके आशिक और 
प्रेमी है, उनकी खिदमत उमंग के साथ करे।। 


६ - कुल्ल-मालिक के दर्शनों के शोक के साथ ही 
तलाश उसके पते और भेद और जुगत प्राप्ति की मन 


| ३६ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


में पैदा होवे और यह पता और भेद संतों से मिल 
सकता है और आज कल राधास्वामी सगल में शामिल 
होने से सहज में हाथ आ सकता है।। 


७ - प्रीत और प्रतीत और शोक का दूसरा निशान 
यह भी है कि अलर अभ्यास तवज्जह और शौक और 
मेहनत के साथ किया जावे और उसमे थोड़ा बहुत रस 
भी मिलता जावे ।। 


८ - संत सतगुरु की महिमा बहुत भारी है। वे 
कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल के निज पुत्र और 
मुसाहब हैं, बल्कि उसी का रूप हैं। जिसको भाग से 
उनका दर्शन और सग मिल जावे तो जिस कदर प्रीत 
और सेवा उनकी बन पड़ेगी, वह कुल्ल-मालिक की 
सेवा और प्रीत समझी जावेगी और उसका फल प्रेम 
और भक्ति दिन २ बढ़ती जावेगी, यहाँ तक कि सबसे 
ज्यादा और अव्वल नम्बर प्रीत सच्चे मालिक की प्रेमी 
सेवक के हृदय में बस जावेगी । | 


दूसरा भाग जीवो के साथ बर्ताव का वर्णन 


९ - जो कि कुल्ल मनुष्य एक ही मालिक के पैदा 
किये हुए हैं और सब के लन, मन और इच्द्रियों का 
मसाला एकही है और सब की रूहे भी उसी एक 
मालिक की अंस हैं और सब के स्वभाव और आदत 
मामूली भी यकसाँ हैं, इस वास्ते समझना चाहिये कि 
जिस बात मे एक या बहुत से जीवों को सुख या दुख 
पहुँचता है, तो कुल्ल जीवो को उस कार्रवाई का असर 
वैसा ही पहुँचेगा। इस वास्ते सब को मुनासिब है कि 
जिस काम को उनका दिल पसन्द न करे ओर बरदाश्त 


| ७] पाँच्वौँभा [२७ | भाग 


न करे, तो वह काम दूसरों को भी पसन्द न होगा और 
न वह उसको खुशी से बरदाश्त कर सकंगे।। 


१० - इस बयान से मतलब यह है कि कड़वा या 
सख्त बचन बे-जरूरत और बे-मौके बोल कर किसी के 
मन और चित्त को नहीं दुखाना चाहिये और न कर्म 
करके किसी के तन को ईजा या चोट देना चाहिये और 
न किसी का हक्क मारना या उसके जमीन धन और 
माल का बे-वजह और बे-जरूरत अपने मतलब के लिये 
नुकसान करना चाहिये क्योंकि मन घट २ में यकस 
खवास रखता है, जो अपने तई ऐसी कार्रवाई ना पसंद 
होती है या उससे रज पेदा होता है, तो दूसरों पर भी 
ऐसी कार्रवाई के वक्‍त ऐसी ही हालत गुजरेगी | | 


११ - जो कोई मालिक को और उसके जीवों को 
राजी रखना चाहे तो वह काम कि जिससे जीवों को 
तकलीफ पहुँचे, न करना चाहिये बल्कि ऐसी कार्रवाई 
करना मुनासिब है कि जिससे सब सुख पावे और जो 
ऐसा न कर सके तो अपने मतलब के लिये दुख देना 
भी मुनासिब नहीं है।। 


१२ - जो कुछ ऊपर लिखा गया है, यह हर एक 
शख्स की खास कार्रवाई से ताल्लुक रखता है और 
जहाँ कि जमाअत और गिरोह या कोई खास कौम या 
मुल्क के बाशिन्दों से ताल्लुक रखता है, वहाँ कुल्ल 
कार्रवाई वास्ते आम बन्दोबस्त और आम नफा और 
नुकसान और आम मसलहत के मुवाफिक की जावेगी। 
वहाँ एक २ आदमी के नफे और नुकसान का जुदा २ 
ख्याल रखना मुमकिन नहीं है।। 


| ३८ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


१३ - परमार्थी शख्स को खास कर मुनासिब है कि 
जो कार्रवाई दूसरों के साथ करे उस में दया और मित्र 
भाव पेश नजर रक्खे, और अपने मन की हालत और 
ख्वाहिश जो बर-ख्रिलाफ उसके होवे, जहाँ तक मुमकिन 
होवे गालिब न होने देवे।। 


तीसरा भाग अपने निज आपे यानी 
निज रूप के साथ बर्ताव 


१४ - मालूम होवे कि निज आपा जीव का सुरत 
यानी रूह है और उसकी बैठक पिंड के नाके पर तीनों 
शरीर स्थूल सूक्ष्म और कारन और तीनो अवस्थाओ के 
परे है। यह आपा कुल्ल-मालिक की अंस सत्‌ चित्‌ 
आनन्द स्वरूप है और असल में सदा निरलेप और 
निरबंध रहता है, पर मन और इन्ट्री और देहियों और 
पदार्था का सग करके, इसका रूख बाहर और नीचे की 
तरफ मुड़ गया है और इस सबब से दुख सुख भोगता 


है। | 


१५ - जो कोई कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल 
और उनके निज धाम का भेद लेकर, अपने निज आपे 
यानी सुरत को जो उनकी अंस है, संतों की जुगल 
लेकर निज घर की तरफ चढ़ावेगा, वही देहियो के 
बधन से छूटता जावेगा और उसी का रुख़ जो औंधा 
हो रहा है सीधा होकर ऊँचे देश की तरफ को बदल 
जावेगा और रफ्ता-रफ्ता एक दिन निज धाम में पहुँच 
कर बासा पावेगा और देहियों के बधन और दुख सुख 
और जनम मरन के चक्कर से छुटकारा हो जावेगा और 
जो इस तरह की कार्रवाई नहीं की जावेगी यानी मन 
ओर सुरत का झुकाव और फॅसाव ससार और उसके | 


| ७] पाँच्वौँभ [२९ | भाग 


पदार्थों ही में रहा आवेगा, तो सुरत हमेशा ऊंच नीच 
देही के बंधन में गिरिफ्तार रह कर, दुख सुख और 
जनम मरन के चक्कर मे पड़ी रहेगी । यह निहायत दरजे 
का जुल्म अपने आपे पर है कि जो उसको देहियो के 
बधन और दुख सुख के भोग से बचाया और छुड़ाया न 
जावे और ऐसे ही शख्स आत्मघाती कहलाते हैं, क्योकि 
जो उमर भर संसारी करतूत वास्ते प्राप्ति धन और भोग 
बिलास के करते रहे और उसी की जबर बासना चित्त 
में रही और अपने सच्चे मालिक और निज घर का भेद 
न जाना, तो ससारी बासना और स्वाभाविक ससारी 
करतूत के मुवाफिक बारम्बार देह धर कर अपनी करनी 
का फल दुख सुख भोगना पड़ेगा और यह बड़ा भारी 
अपराध अपनी सुरत के निसबत किया जावेगा कि वह 
बजाय अपने ऊँचे देश की तरफ चलने के, नीचे के 
माया देश में गिरिफ्तार रही आवेगी और देहियों के 
साथ जनम मरन का दुख सुख भोगती रहेगी ।। 


चोथा भाग, अपने मन और देह रूप आपे 
के साथ बर्ताव 


१६ - देह रूप आपा मतलब मन से है जो कि 
कुटुम्ब परिवार और अनेक तरह के भोगों और पदार्थो 
और माल और असबाब मे अपना बधन ठान कर, 
उनके हानि लाभ में दुख सुख सहता है।। 


१७ - इस दुख सुख की दो किस्में हैं, एक असली 
यानी जो अपने देह और माल से ताल्लुक रखता है, 
और दूसरा मानन का कि जो दूसरे से ताल्लुक रखता 
है और ब-सबब मुहब्बत के अपने को भी उसका असर 
| पहुँचता है।। 


| ४० ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


१८ - असल मे दोनो किस्म के दुख सुख ब-सबब 
तवज्जह अपने मन की पेदा होते हैं यानी जो अपने मन 
की धार किसी शख्स या किसी चीज मे शौक और 
मुहब्बत के साथ आवे जावे, तो उस से बधन पैदा होता 
है और उस शख्स या चीज की हालत बदलने मे, 
उसका असर इस शख्स के मन पर भी पहुँचता है।। 


१९ - और जब वही धार कोई वजह से उस शख्स 
या चीज़ से दुखी या नाराज़ या नफरत खाकर हट 
आवे, तो उस शख्स की हालत बदलने मे यानी उस 
पर दुख सुख का चक्कर आने के वक्‍त, इस शख्स के 
मन पर कोई असर नही पहुँचता। इससे साफ ज़ाहिर 
है कि यह दुख सुख का असर सिर्फ मन की धार के 
ताल्लुक यानी आमद रफत के सबब से है। इसी को 
बधन कहते हैं और यह असर जो पैदा होता है, सिर्फ 
मानन है यानी जो उस शख्स या चीज मे प्यार हे, तो 
उसकी हालत बदलने पर असर होगा और जो प्यार या 
ताल्लुक नही है यानी आमद रफत धार की बद है, तो 
कोई असर नही होगा ।। 


२० - अब गौर करो कि जिस कदर जीवों और 
चीजों मे जिस किसी के मन का बधन है, उसी कदर 
उसका मन उनके सबब से दुख या सुख का असर 
सहता रहेगा और जितना जिसका मन सिमट कर 
अपने अतर मे ऊँचे देश की तरफ लगता है और 
दुनिया में दूसरे जीवो और चीजों में तवज्जह उसकी 
बहुत कम है या बिलकुल नहीं है, तो उसको उसी 
कदर रस अतर में आवेगा और दुनिया का दुख सुख 
उसको बहुत कम बल्कि बिलकुल नही व्यापेगा।। 


| ७ ].......  पॉचवॉभागा.... [४१ | भाग 
२१ - असल में दुनिया के दुख सुख की जड़ बहुत 
कमजोर हे यानी उसका असर सिर्फ आँख के स्थान 
पर बैठते वक्‍त होता है और यहाँ से जरा सरकने पर 
उसका जरा भी असर नहीं रहता बल्कि उस शख्स 
और चीज की, जिसके सबब से दुख सुख का चक्कर 
आया सुध भी नहीं रहती कि कोन है, और अपना है या 
बेगाना और ऐसे ही जिस किसी से अपना मन हट 
जावे, उसके दुख सुख का भी असर बिलकुल नहीं 
होता। इस वजह से सन्तो ने संसार के दुख सुख को 
भरम कहा है यानी इस शख्स की नाकिस समझ से 
पैदा होता है और जब हकीकत मालूम हो गई, तब वह 

आप ही आप जाता रहता है।। 


२२ - परमार्थी शख्स को मुनासिब है कि जहाँ तक 
मुमकिन होवे, अपने मन को किसी शख्स या चीज में 
ज्यादा न बाँधे और प्रीत लगाते वक्‍त भी अपने मन में 
समझ ले कि इस बन्धन से दुख सुख का थोड़ा बहुत 
असर सहना पड़ेगा । सो जब ऐसा चक्कर आवे, उस 
वक्‍त उस शख्स की जिस कदर मदद या सहायता हो 
सके, कर देवे और फिर अपने मन को चरनों मे लगा 
कर न्यारा कर लेवे, ताकि उसमे दुख सुख का ज्यादा 
असर ठहरने या धसने न पावे और मालिक की मौज 
का ख्याल करके, उसी का आसरा और भरोसा रवकरवे 
कि जो कुछ होगा, वही मुनासिब और मसलहत से 
खाली नही होगा।। 


२३ - कुल्ल जीवो को अपने मन के निरबन्ध रखने 
की, जहाँ तक मुमकिन होवे, कोशिश रखना चाहिये, 
क्योंकि बन्धन से दुख सुख पैदा होता है और यह दुख 


| ४२ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


सुख परमार्थी कार्रवाई में बहुत विघ्न डालता है और 
ससारी ऐश और मजे को भी कड़वा और फीका कर 
देता है और परमार्थ में भी चित्त को बिकल और गदला 
रखता हे। । 


२४ - जो कोई ऐसा नहीं करता यानी अपने मन 
की सम्हाल नही रखता, और जल्दी हर एक शख्स या 
चीज़ में बॅंध जाता है, तो वह ऊपरी दुख सुख के झटके 
बहुत सहता है और फिज़ूल और बे-फायदा अपने मन 
को खटाई में डालता है।। 


पॉचर्वो भार, कुल्ल-मालिक का खोज और 
पता लगाना और उसके धाम में पहुँचने और 
दर्शन करने की जुगत दरियाफ्त करना 


२५ - जब कि मनुष्य को आसमानी और जमीनी 
रचना और कुदरत देख कर यह यकीन हो गया कि 
कोई सच्चा और कुल्ल-मालिक और कर्ता इस रचना 
का ज़रूर है और वह सबसे बड़ा और सर्व समर्थ और 
महा आनन्द और महा चैतन्य स्वरूप है, तो फिर उससे 
मिलने की चाह सबको उठाना चाहिये ।। 


२६ - दुनिया में राजा और महाराजा और अमीर 
और साहूकार और जरा-जरा से हाकिमो से मिलने और 
उनके देखने के वास्ते, निहायत शौक के साथ लोग 
जतन करते हैं और धन भी खर्च करते हैं और जब 
मुलाकात हो जाती है तब निहायत ख़ुश होते हैं, फिर 
कुल्ल-मालिक से मिलने के वास्ते किस कदर तदबीर 
और कोशिश करना हर एक जीव को लाजिम है।। 


| ७] पाँच्वौँभा [४३ | भाग 


२७ - उस कुल्ल-मालिक का पता और भेद सिर्फ 
संतों से या उनके प्रेमी सेवक से मालूम हो सकता है, 
इस वास्ते सतो को या उनकी सगल को तलाश करके 
उनसे भेद रास्ते का और जुगत चलने की दरियाफ्त 
करना जरूर चाहिये, ताकि जीव जलन में लग जावे 
और आहिस्ता-आहिस्ता रास्ता तै करते जावें। 

२८ - जतन और जुगल संतों की यह है कि सुरत 
को शाब्द में जिसकी धुन घट र में हो रही है, लगा कर 
अपने घट मे ऊँचे देश की तरफ चलाना और स्वरूप 
का ध्यान करके मन और सुरत को समेट कर एक 
स्थान से दूसरे और दूसरे से तीसरे पर चढ़ाना। | 


२९ - शब्द की बराबर कोई गुरु नही है यानी अतर 
में रास्ता दिखाने वाला और प्रकाश करने वाला इससे 
बढ़कर कोई नहीं है।। 


३० - जो कोई शख्स अपना बासा मृत्यु लोक में न 
-चाहे और देहियो के साथ बधन और जो उनके साथ 
दुख सुख लाज़मी है, बार बार भोगने से बेजार हो गया 
है और कुल्ल-मालिक के धाम में पहुँच कर उसके 
दर्शन का बिलास और परम आनद की प्राप्ति चाहता 
है, उसको चाहिये कि जिस कदर जल्द हो सके, सत 
सतगुरु या उनकी सगत से मिल कर और उपदेशा 
लेकर चलना शुरू करे, तो एक दिन घुर धाम मे पहुँच 
कर परम आनद को प्राप्त होगा।। 

३१ - और जो ऐसी कार्रवाई नहीं की जावेगी, तो 
जनम मरन और चोरासी के चक्कर से उसका छुटकारा 

हरगिज नही होगा।। 


| ४४ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


छठा भाग, आभ्यास करना सुरत शब्द मार्ग 
का कुल्ल जीवों को चाहे औरत होवे या मर्द 
वास्ते अपने जीव के कल्यान के फर्ज और 
लाजिम है 


३२ - मालूम होवे कि सब जीवों की सुरत यानी 
रूह की बैठक जाग्रत के समय आँख में है और इसी 
स्थान पर बैठ कर देह और दुनिया की कार्रवाई की 
जाती है और दुख सुख और चिन्ता और फिक्र व्यापला 
है। । 


३३ - जब आँख के स्थान से सुरत की धार अतर 
मे खिच जाती है, उस वक्‍त देह और दुनिया की खबर 
नहीं रहती, जैसे सोते वक्‍त या जबकि किसी फोड़े या 
जख्म के काटने को डाक्टर लोग शीशी सुँघाते हैं या 
जब कि गश आ जाता हे या किसी सख्त बीमारी के 
सबब से आँखे या पुतली चढ़ जाती हैं और मरने के 
वक्‍त भी इसी तरह पुतली खिच जाती है।। 


३४ - इससे साफ जाहिर है कि सुरत की धार का 
खिचाव, अन्दर में पहिले आँख के मुकाम से होता है 
और फिर सब देह में से सिमटाव शुरू होता है और 
मरने के वक्‍त भी सुरत आख के मुकाम से हट कर 
और कुछ दूर तक अन्तर में खिंचाव और चढ़ाई के 
बाद, देह छोड़ जाती है जिसका नाम मौत है।। 

३५ - जब कि पैदायश के वक्त से सुरत का उतार 
मस्तक से पिड मे, खास कर आख के मुकाम पर, और 
मरने के वक्‍त सिमटाव और खिचाव कुल्ल देह खासकर 
आख के मुकाम से, साफ नज़राई देता है, तो हर 


| ७] पाँच्वौँभा [४५ | भाग 


शरस पर चाहे स्त्री होवे या पुरुष, फर्ज और लाजिम 
है कि जीते जी इस रास्ते को जिस कदर बन सके 
खोले और तै करे, ताकि अखीर वक्‍त पर हाथ पेर 
पीटना और सिर धुन्ना न पड़े यानी जमदूलों के हाथ से 
चोट खानी न पड़े।। 


३६ - इन आखो से साफ दिखलाई देता है कि जब 
कोई शख्स स्त्री या पुरुष चोला छोड़ता है तो वह कैसा 
ही ख़ूबसूरत होवे चद मिनट मरने के बाद उसकी सूरत 
ऐसी बिगड़ जाती है और भयानक हो जाती है कि 
उसकी तरफ देखा नही जाता। यह सबूत इस बाल का 
है कि वक्‍त चोला छोड़ने के उस शख्स को सख्त 
तकलीफ हुई और सख्त चोटे खानी पड़ी कि जिनके 
सबब से चेहरे का रग रूप बिगड़ गया और डरावना हो 
गया || 


३७ - बर-खिलाफ इसके जिस शख्स ने राधास्वामी 
मल का उपदेश लेकर, थोड़ा बहुत अभ्यास शोक के 
साथ इस जिदगी में किया है उसका चेहरा और रग 
रूप वक्‍त मौत के बदल कर ऐसा सुहावना और खिला 
हुआ और चमकता मालूम होता है कि जाने वह शख्स 
ज़िंदा और निहायत ख़ुशी में भरा हुआ है।। 


३८ - सबब इसका यह है कि उसने मुवाफिक 
हुकुम सत्तपुरुष राधास्वामी दयाल और सन्तो के आँख 
के मुकाम से सुरत को अन्तर में ऊँचे यानी निज घर 
की तरफ चढ़ाने का अभ्यास किया और जिस कदर 
उसकी चाल अन्तर मे चली, उसी कदर आवाज 
आसमानी उसको सुनाई दी और नूर और प्रकाश नज़र 

आया कि जिसको सुन कर और देख कर वह मगन 


| अ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


होता था और ज्यादा कोशिश वास्ते बढ़ाने अपनी चाल 
के करता था और जबकि अखीर वक्‍त पर कुल्ल 
सिमटाव और खिचाव, मन और सुरत का, ऊपर की 
तरफ को हुआ, तब शब्द भी जोर शोर से गाजने लगा 
और नूर का भी भडार नजर आया कि जिसको देख 
कर और सुन कर महा आनद प्राप्त हुआ और उस 
गहरी खुशी का निशान चेहरे और रग रूप पर बाकी 
रहा । | 


३९ - अब मालूम होवे कि राधास्वामी अथवा सत 
मत का मतलब यही है कि सुरत को जो सच्चे मालिक 
के धाम से शाब्द यानी चैतन्य की धार के साथ उतर 
कर, पिंड में आँख के मुकाम पर ठहरी है ओर यहाँ से 
ब-वसीले और चक्रों और रगों के अंग २ में फैली है, 


आसमानी आवाज़ सुना कर और ऊचे मुकाम की 
रोशनी दिखा कर, घर की तरफ को उलट कर चलाना 
और चढ़ाना ताकि मरने से पहले उस रास्ते को थोड़ा 
बहुत साफ और तै करले और आवाज़ आसमानी और 
कुदरती स्वरूप नूरानी में उसका प्यार आजावे और 
अखीर वक्‍त पर इन दोनो की पहिचान करके शौक के 
साथ इनकी तरफ को चले और परम आनन्द को प्राप्त 


होवे | | 


४० - जो जीव कि संतों का बचन नहीं मानते और 
दुनिया के कामो और भोग बिलास मे अपनी उमर खर्च 
करते हैं, वह अखीर वक्त पर दुनिया की मुहब्बत के 
सबब से बारम्बार इस तरफ को यानी पिंड मे नीचे की 
तरफ झोका खाते हैं और काल उनकी सुरत को ऊपर 
को खींचता है, सो इस खैंचातानी और कशाकशी में 

बहुत झटके ओर कलेश सहते है ओर अपने करमो ओर | 


| ७ ]....  पॉचवॉभाग... [४७ | भाग 
ख्वाहिशों के मुआफिक जम दूतो के हाथ से बहुत 
तकलीफ उठाते हैं, इसी सबब से उनका चेहरा और 
उसका रूप रंग मौत के वक्‍त बिगड़ जाता है और 
निहायत भयानक हो जाता है।। 

४१ - अब गौर करो कि कुल्ल जीवों को यह बात 
लाजिम है कि नहीं, कि मरने से पहिले उस रास्ते पर 
जहाँ कि काल ले जावेगा चलना शुरू करें और जीते 
जी थोड़ा बहुत कुदरत का खेल अपनी आँखो से देखें 
और अपने ओर कुल्ल-मालिक के निज रूप का, जोकि 
नूरानी और चेतन्य शब्द स्वरूप है, थोड़ा बहुत जलवा 
और प्रकाश देख कर मगन होवें, ताकि अखीर वक्त 
पर जब वह स्वरूप अपना प्रकाश ज्यादातर दिखलावे 
और सुरत को खींच कर अपने चरनों में लगावे, तब 
यह शख्स भी निहायत मगन हो कर और निहायत शौक 
के साथ अपने मालिक के चरनो मे लिपट कर ऊँचे 
धाम की तरफ चले और पिंड को खुशी के साथ छोड़ 
देवे। | 


४२ - सुरत के चढ़ाने का अभ्यास जो राधास्वामी 
मत मे जारी है, उसको सुरत शाब्द योग कहते हैं यानी 
सुरत को आवाज़ के वसीले से ऊँचे देश में चढ़ाना और 
धुर मुकाम में जो कुल्ल-मालिक का धाम है और जहाँ 
से आदि शब्द प्रकट हुआ, पहुँचा कर, परम आनन्द को 
प्राप्त कराना। सिवाय इसके और कोई तरीका 
कुल्ल-मालिक के चरनो में पहुँचने का ऐसा आसान 
और रसीला नहीँ रचा गया है।। 


४३ - जो जीव यह अभ्यास करेंगे, यहाँ भी और 
वक्त मौत और उसके पीछे, सुख पावेगे और जो यह 


| ४८ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


अभ्यास नहीं करेंगे, वह यहाँ भी दुखी रहेंगे और अखीर 
वक्त पर और बाद मरने के महा दुख और क्लेश पावेगे 
और उनके जनम मरन का चक्कर कभी नही छूटेगा ।। 


सातर्वो भाग, जरूरी उपदेश 


४४ - अब सब को आम तौर पर समझाया जाता 
है कि अपने जीव के फायदे के वास्ते, थोड़ा बहुत 
अन्तर अभ्यास सुरत और मन के चढ़ाने का शब्द के 
वसीले से हर एक शख्स को, चाहे मर्द होवे या औरत, 
ज़रूर करना चाहिये । जो किसी को ज्यादा फुरसत न 
मिले तो दिन रात में दो दफे एक-एक घटा करक, 
जरूर राधास्वामी मल के मुआफिक अभ्यास यानी ध्यान 
और भजन करना चाहिये । | 


४५ - यह अभ्यास कुछ मुशकिल नहीं, बल्कि इस 
कदर आसान है कि दस बारह वर्ष का लड़का और 
जवान और अस्सी वर्ष का बूढ़ा, बिला तकलीफ बैठे-बेठे 
और लेटे-लेटे कर सकता है। | 


४६ - सजम इस अभ्यास मे सिर्फ इस कदर हैं कि 
(१) मॉस अहार और नशे की चीज खाना या पीना नही 
चाहिये, (२) अपने मतलब के वास्ते किसी को दुख 
देना या उसका हक मारना नहीं चाहिये, (३) रोजमर्रा 
खाना खाने मे इस कदर एहतियात रखना चाहिये कि 
भूख से दो चार लुकमे' कम खावे (४) सत सतगुरु 
और कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल के चरनों में 
सच्चा भाव और प्यार और उनके दर्शनों की प्राप्ति के 
वास्ते सच्चा शौक और दर्द और तड़प चाहे वह शुरू में 


(| भत्र | - ग्रास। 
द ६ 


| ७] पाँच्वौँभाा [ ४९ | भाग 


थोड़ा ही होवे, फिर दया से बढ़ता जावेगा, (५) फिज़ूल 
ख्वाहिश तरक्की दुनिया की यानी ज्यादती धन और माल 
कुटुम्ब परिवार और मर्तबे ओर हुकूमत और दुनिया की 
नामवरी की न उठावे, (६) दुनियादारो और अमीरों 
और धनवालों का संग जरूरत के मुआफिक करे, 
ज्यादा वक्‍त अपना इनकी सोहबत मे जहाँ तक मुमकिन 
होवे खर्च न करे, (७) परमार्थ की कार्रवाई मे दुनियादारौ 
की, जो कि असली परमार्थ से निपट बेखबर और 
नादान हैं, निंदा स्तुति का ख्याल न करे और 
(८) सच्चे परमार्थ के हासिल करने के वास्ते, तन मन 
धन के लगाने में (जिस कदर अपनी ताकत होवे और 
बन सके) दरेग न करे यानी कुछ सोच विचार मन में 
न लावे, लेकिन पहिले कोई दिन सलसग और अतर 
अभ्यास करके जाँच कर ले कि यह परमार्थ सच्चा है 


और सच्चे मालिक और सत सतगुरु की दया उसके 
साथ है।। 


४७ - यह उपदेश सत सतगुरु निहायत दया और 
जीवों का हित करके फरमाते हैं और कोई मतलब 
अपनी मान बड़ाई या पूजा प्रतिष्ठा या धन और सेवा 
लेने का नहीं। तन और धन की सेवा जो किसी कदर 
जारी है, वह भी वास्ते बढ़ाने प्रेम और भक्ति जीवों के, 
कराई जाती है और उसमे भी इस कदर एहतियात 
रहती है कि हर एक अपनी उमंग और ताकत के 
मुवाफिक अपनी खुशी से जिस कदर चाहे सेवा करे, 
किसी किस्म का जोर या दबाव नहीं डाला जाता और 
न हुक्म दिया जाता है।। 


४८ - जीवों को यह बात अच्छी तरह समझ लेना 
| चाहिये कि उनकी देह कुल्ल रचना का नमूना है, यानी | 


| ५० ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


जो कुछ कि बाहर रचना मे है, वह सब छोटे पेमाने के 
हिसाब से उनके अन्तर में मौजूद है और कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल का तर्त भी घट में हे और उसका 
रास्ता भी घट मे जारी है, बल्कि ब्रह्म और परमेश्वर 
और परमात्मा और ख़ुदा और गॉड का मुकाम भी घट 
मे मौजूद है। संत सतगुरु सिर्फ तरकीब घट में झाॉँकने 
और चलने की बताते हैं और बाकी कारखाना माया 
और कुदरत का जिस कदर सुरत रास्ता तै करती 
जावेगी, आपही नज़र आवेगा और सब मुकामो और 
दरजों को आहिस्ते २ तै करती हुई, अखौीर में सुरत 
अपने सच्चे माता पिता कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल 
के सनमुख पहुँच कर, परम आनन्द को प्राप्त होगी ।। 


४९ - अब जीवो को इखितयार है कि चाहे इस 
उपदेश को माने या न माने, लेकिन इस कदर याद 
रखना चाहिये कि जो इसी जिन्दगी मै अपनी सुरत को 
आख के मुकाम से सरकाने और अन्तर मे ऊँचे देश की 
तरफ चढ़ाने का जलन नही करेंगे तो वे काल पुरुष 
और जमदूलो के हाथ से, बहुत कष्ट और क्लेश मरने 
के वक्त सहेंगे और बारम्बार देह धर के दुख सुख 
भोगले रहेंगे ओर माया देश मे ऊँच नीच देश और ऊँच 
नीच जोनों मे, अपनी बासना और करमो के मुवाफिक, 
भरमते रहेगे। | 


५० - जो जीव सत बचन को मान कर सुरत शब्द 
मार्ग का थोड़ा बहुत अभ्यास इसी जिन्दगी मे जारी कर 
देंगे, तो उनका परमार्थी भाग दया से बढ़ता जावेगा 
और इस दुनिया मे और भी मौत के वक्‍त, और बाद 
मरने के उनकी सहायता होवेगी और जब तक धुर धाम 


| ८] पाँच्वौँभा [५१ | भाग 
में न पहुँचेगे तब तक सुख स्थान में बासा पावेगे और 
दो या तीन उत्तम जनम धारन करके, वही कमाई पूरी 
करेंगे । | 


५१ - जो राधास्वामी मत के मुवाफिक अभ्यास नही 
करेंगे, वे अपना परमार्थी भाग घटावेंगे और माया के 
देश मे नीच ऊँच जोन में भरमते रहेंगे। उनका बचाव 
दुख सुख और जनम मरन के चक्कर से कभी नहीं 
होवेगा। इस कष्ट और क्लेश और अभागतला के भागी, 
वे आप अपनी गफलत और बे-परवाही के सबब से 
होवेंगे। सत सतगुरु, जहाँ तक मुमकिन है, पुकार कर 
खबर देते हैं, पर जो जीव नमाने तो वे क्या करें।। 


बचन आठव 

और मतों मे वास्ते जीव के उद्धार के 
कर्म धर्म यानी बाहरमुख कार्रवाई पर ज़्यादा 
जोर दिया है, लेकिन सतों ने सिर्फ प्रेम और 
शब्द अभ्यास की मुख्यता रक्खी है। इससे 
सब कारज पूरा और दुरस्त बन सकता है। 

१ - जितने मत कि दुनिया में जारी हैं, उन सब में 
बहुत करके बाहरमुख कार्रवाई पर वास्ते प्राप्ति मुक्ति 
या उद्धार के जोर दिया है और उस कार्रवाई का कुछ 
भी ताल्लुक सुरत की धार से, जिस की बैठक जाग्रत 
अवस्था में आँख के मुकाम पर है, नहीं है।। 


२ - ऐसी कार्रवाई चाहे जिस किस्म की होवे, उस 
का फायदा सिर्फ शुभ कर्म का मिल सकता है और | 


| ५२ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


मुक्ति की प्राप्ति यानी बधनों का ढीला होना या छूटना 
उस कार्रवाई से मुमकिन नही है। 

३ - और मतों मे मुक्ति का भेद कि किस मुकाम पर 
पहुँचने से और कोन से रास्ते और किस जुगल से चल 
कर हासिल होगी, बहुत कम बयान किया है, बल्कि 
बाहरमुख कार्रवाई का ही फल मुक्ति कहा है।। 


४ - राधास्वामी दयाल ने दया करके सब भेद बहुत 
खोल करके सुनाया है और मुक्ति का स्थान और जुगत 
उसके प्राप्ति की घट में चढ़ कर और चल कर वर्णन 
की है और सिवाय इसके कुल्ल-मालिक के धाम का 
भेद मुक्ति पद के परे सुनाया है, क्योकि जब तक कि 
जीव अपने निज घर में जहाँ से कि वह आदि मे आया 
है, न पहुँचेगा, तब तक सच्चा सुखी नहीं होवेगा। इस 
घुर मुकाम का जिक्र या भेद किसी मत में नही है। यह 
कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल ने, जीवो पर अति 
दया करके इसी जमाने में प्रकट किया है और जो 
रास्ता तै करने की जुगल राधास्वामी दयाल ने अब 
बताई है, उसका भी जिक्र या भेद और मतों में नहीं है। 
इस सबब से सब मतो में बाहर की कार्रवाई जारी है 
और अन्तर का भेद बहुत कम बल्कि बिलकुल नहीं 


है। | 


५ - सब मतों का सिद्धान्त माया देश यानी सन्तों 
के तीसरे और दूसरे दरजे मे खलम हो जाता है। इस 
सबब से उनमे जीव का सच्चा और पूरा उद्धार नही हो 
सकता। | 


६ - सन्तो का सिद्धान्त पद माया देश के पार यानी 
अव्वल दरजे में है। जोकि वहाँ माया और काल नही है, 


| ८ ].......  पॉचवॉभाग.. [ ५३ | भाग 


इस सबब से वहाँ कष्ट और क्लेश और किसी किस्म 
का दुक्ख और जनम मरन भी नहीं है। वहाँ पहुँचने पर 
सुरत को सच्चा ओर पूरा आनन्द हमेशा का प्राप्त होता 


है। | 


७ - उस स्थान के पहुँचने का रास्ता घट मे है और 
आख के मुकाम से जारी होता है। जिस धार पर कि 
सुरत उतरी है, उसी धार को पकड़ कर उलटेगी।। 


८ - वह धार चैतन्य यानी जान और शब्द की धार 
है। चैतन्य यानी जान का जहूरा और निशान शाब्द 
यानी आवाज है और शाब्द की बराबर कोई रास्ता 
दिखाने वाला और अँधेरे में रोशनी करने वाला नहीं है। 
इस वास्ते जो कोई शाब्द की धुन को सुनता हुआ 
चलेगा, वही शब्द यानी चैतन्य की धार पर सवार 
होकर और इधर से उलट कर निज घर में जा सकता 
है। और कोई तरकीब से यह रास्ता तै नहीं हो 
सकला । | 


९ - कुल्ल मतों में शब्द की महिमा वर्णन करी है 
और यह कि वही कुल्ल रचना की आदि और सब का 
करतार है। पर भेद मुकामो और हर एक मुकाम के 
शब्द का और जुगल उसके अभ्यास की किसी मत में 
साफ तौर पर नही बयान की है। इस सबब से शब्द का 
अभ्यास किसी मत में जारी नहीं है।। 


१० - जो किसी मत में थोड़ा बहुत अन्तर अभ्यास 
जारी भी है, तो वह उन धारों का है जिनका निकास 
और भी खलम होना माया देश मे हे, जैसे प्राण की 
धार रोशनी की धार वगेरा, और भी शाब्द की धार जो 

कि काल के घर में जारी है।। 


| 4४ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


११ - इन धारो के अभ्यास से कोई जीव माया के 
देश के पार नही जा सकता और इस वास्ते उसका 
पूरा उद्धार भी नही हो सकला । सिवाय इसके इन धारो 
का अभ्यास ऐसा कठिन और खतरनाक है कि हर एक 
से बनना मुशकिल है और गृहस्थी तो उसको बिल्कुल 
नहीं कर सकते, क्योकि सजम उसके बड़े सख्त हैं।। 


१२ - शाब्द का अभ्यास बगैर रोकने प्राणों के बहुत 
आसानी के साथ बन सकता है और चाहे गृहस्थ होवे 
या विरक्त, मद॑ होवे या औरत, जवान होवे या बूढ़ा, 
निहायत आराम और आसानी के साथ उसको कर 
सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि थोड़ा प्रेम यानी शौक 
कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल के दर्शन का उनके 
मन में पैदा होवे ।। 


१३ - कोई काम दुनिया का बगेर शौक या प्रेम के 
नहीं बन सकता है। ऐसे ही परमार्थ की कार्रवाई भी 
बिला? सच्चे इरादे और प्रेम के दुरुस्त नही बन सकती 
यानी जब तक कि कोई मुहब्बत मे भर कर कुछ मेहनत 
नहीं करेगा, तब लक रास्ता नहीं खुलेगा ।। 


१४ - मुहब्बत कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल के 
-चरनों में चाहिये और शौक उनके दर्शनों का मन में 
पैदा होना चाहिये । | 


१५ - जब तक कि किसी के मन में किसी से 
मिलने का इरादा नहीं होता है, तब तक वह उसकी 
तरफ नहीं खिंचता और मिलना नही होता।। 


१६ - जो कि कुल्ल-मालिक का धाम ऊचे से ऊँचा 
है और सुरत और मन नीचे पिंड में ठहरे हुए है, इस 


१ - बिना। 


ग 


| ८] पाँच्वौँभा [५५ | भाग 


वास्ते जब तक कि इनके अंतर मे चाह, उस ऊचे देश 
मे चढ़ कर पहुँचने की ज़बर पैदा न होगी, तब तक 
पिंड के स्थान से सरकना मुमकिन नही है और सच्ची 
जुगल चलने की भी मालूम होना चाहिये, और वह 
जुगल वही सुरत शाब्द मार्ग का अभ्यास है।। 


१७ - जिस कदर कि मन और सुरत प्रेम अग 
लेकर अभ्यास में लगेंगे, उसी कदर रास्ता तै होता 
जावेगा और थोड़ा बहुत रस मिलेगा, फिर शोक बढ़ेगा, 
इसी तरह आहिस्ता २ प्रेम और अभ्यास बढ़ते जावेंगे 
और निर्मल भी होते जावेंगे।। 


१८ - ऐसा अभ्यासी और प्रेमी शख्स सतगुरु की 
दया से एक दिन धुर घर में पहुँच कर विश्राम पावेगा 
और हमेशा को सुखी हो जावेगा।। 


१९ - इस किस्म के अभ्यास से जो सतों ने जारी 
फरमाया परमार्थी जीव को अपने प्रेम और अभ्यास की 
तरक्की का हाल जब तब मालूम होता जावेगा और 
राधास्वामी दयाल की मेहर से रास्ता तै होकर एक दिन 
धुर धाम में बासा मिलेगा ।। 


२० - सिवाय नेत्र के मुकाम के घट में सुरत शब्द 
मार्ग के वसीले से चलने के और कोई जलन या रास्ता 
घर की तरफ जाने का नही है। इस वास्ते जो कोई 
और २ काम परमार्थी बाहरमुख कर रहे हैं, जिनका 
ताल्लुक सुरत की धार के आख के मुकाम से सरकने 
और चलने का नही है, वे सिर्फ शुभ कर्म का फल दे 
सकते है, पर मुक्ति और सच्चे उद्धार की कार्रवाई जुदी 
है और उसमें वे बाहरमुखी काम कुछ मदद नही दे 

सकते। 


| 4६ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


२१ - इस बात की लसदीक यानी जाँच मरने के 
वक्त की हालत सुरत के खिचाव और पुतली के 
उलटाव के देखने से साफ हो सकती है यानी उस 
वक्त सुरत की धार अदर और ऊंचे की तरफ को 
खिचती है और जो उस तरफ चलने का जिंदगी में 
कुछ अभ्यास नहीं बना है, तो अपने स्वभाव और 
बासना के मुवाफिक बारम्बार ससार और देह की तरफ 
सुरत झोके खाती है और काल जबरदस्ती उसको 
ऊपर की तरफ खींचता है और इस खैचातानी मे बहुत 
दुख और क्लेश मरनेवाले को होता है, जेसा कि उसके 
चेहरे की हालत से, जो मरने पर बदल जाती है, 
जाहिर है।। 


२२ - यह बात सब को अच्छी तरह से मालूम होनी 


चाहिये कि जब तक इस जिदगी मे घर की तरफ चलने 
का अभ्यास, राधास्वामी मत की जुगल के मुवाफिक 
अपने घट में कोई नहीं करेगा, तब तक उसका बचाव 
दुख और क्लेश से वक्‍त मौत के और भी बाद मरने के 
हरगिज़ नहीं होगा और यह अभ्यास आजकल सिर्फ 
राधास्वामी संगत में जारी है ओर वही से सच्चे परमाथी 
को मिल सकता है।। 


बचन नेोर्वो 


परमार्थ की कार्रवाई इस देह और देश 
में बगेर मदद मन के नहीं हो सकती है और 
यह चार तरह काबू में आता है, (१) खौफ, 
(२) लालच, (३) प्यार और (४) रीस और 


| ९ ].... पॉचवॉभाग. [५७ | भाग 
शरम से और या सतगुरु के संग से जो 
सच्चा हो कर करे और या सरन से जो 
सच्चे मन से पूरे गुरु और कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल की लेवे और जो कोई 
दुनिया के हाल को देख कर आप ही चेते, 
वह उत्तम अधिकारी है।। 


१ - यह देह और देश यानी दुनिया दोनों नाशमान 
है ओर बहुत कम काम यहाँ ख्वाहिश के मुवाफिक बनते 
हैं और सुख दुख भी यहाँ का लुच्छ और छिन भगी है। 
चाहे जैसा सामान कोई जमा करे, पर जीव के सग 
कुछ नही जाता, सब यहाँ ही पड़ा रहता है।। 


२ - समझदार आदमी ऐसी हालत दुनिया की देख 
कर जरूर दरियाफ्त और खोज करेगा कि इस रचना 
का करता कौन है और कहाँ है और कोई परम सुख 
स्थान भी है जो सदा एक रस कायम रहे और वह कहा 
है ओर कैसे मिले ।। 


३ - ऐसे खोजी को सिवाय संतों की बानी और 
बचन के और कहीं शान्ति नहीं आवेगी और उन्ही की 
सगत में उसको भेद कुल्ल-मालिक और निज घर का 
और उसका रास्ता अपने घट मे और लरीका उसके तै 
करने का मालूम पड़ेगा । | 

४ - जब ऐसा खोजी संतों की संगत यानी 
कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल के सतसग में आवेगा, 
उसको स्वार्थ और परमार्थ यानी दुनिया और दीन दोनों 
का हाल मुफस्सिल और उनकी कदर और कीमत 
मालूम पड़ेगी और यह भी खबर पड़ेगी कि सिवाय | 


| 4८ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


सुरत शाब्द मार्ग के, और कोई जुगल या तरीका रास्ते 
को तै करके निज घर यानी कुल्ल-मालिक के धाम में 
पहुँचने का मुतलक नही है ओर यह कि इस अभ्यास के 
साथ कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल की दया हर 
वक्त शामिल है और अभ्यासी की हर तरह से सम्हाल 
और रक्षा धुर से होती है।। 


५ - बड़भागी वह जीव हैं जो सच्चे मन से अपने 
परमार्थ के बनाने के वास्ते, राधास्वामी सगल में दाखिल 
होकर अभ्यास में लग गये हैं और थोड़ा बहुत अतर में 
रस लेते है और दिन-दिन चरनो मे राधास्वामी दयाल 
और सन्त सतगुरु के प्रीत और प्रतीत बढ़ाते जाते हैं।। 


६ - ऐसे परमार्थी जीवो को उत्तम अधिकारी कहते 
हैं। उनके मन में संसार की सरबती और सुस्ती और 
नाशमानता और खौफनाक और सख्त मुसीबत की 
कार्रवाई कुदरत की देख कर, आपही आप विचार और 
दुनिया से बैराग ओर कुल्ल-मालिक के चरनो मे अनुराग 
पैदा होता है और सन्त सतगुरु का संग भी उनको 
जल्द प्राप्त होता है और उनके बचनों के मुवाफिक 
कार्रवाई भी, वे ही अधिकारी जीव बहुत खुशी और 
उमंग के साथ करते हैं और उसमें उनको थोड़ी बहुत 
कामयाबी भी जल्द होती जाती है।। 


७ - दूसरी किस्म के जीव वे हैं कि जो थोड़ी चाह 
परमार्थ की लेकर, मौज से सन्तो के सलसग मे 
शामिल होकर और बचन बानी को समझ कर, सन्तों 
और उनके प्रेमी भक्तौ की दया और मदद लेकर, अपने 
मन और इन्द्रियो की सफाई और गढ़त जिस-जिस 
तरकीब से सन्त बललावें, करते है और उनकी जुगती 


| ४] पाँच्वौँभा [५१ | भाग 


यानी सुरत शाब्द मार्ग का अभ्यास करके, दिन-दिन 
उनके चरनों मे प्रीत और प्रतीत बढ़ाते हैं और परमार्थ 
की महिमा और कदर जान कर, उसकी प्राप्ति के लिये 
कोशिश करते हैं और ससार और उसके सामान की 
तरफ से आहिस्ते-आहिस्ते हटते जाते है। इन जीवों पर 
भी सन्त सतगुरु दया फरमा कर, उनका परमार्थ 
आहिस्ते-आहिस्ले बनाते हैं । । 


८ - इन जीवों का मन सन्त सलगुरु और प्रेमी जन 
का सग करके और उनकी रहनी, बर्तावा, देख कर 
थोड़ा बहुत काबू में आता है और उन्ही के मुवाफिक 
आप भी कार्रवाई शुरू कर देता है। इस तरह स्वभाव 
और रहनी के बदलने में कुछ दिक्कत और तकलीफ 
नही होती, बल्कि खुशी और उमंग के साथ सन्तो की 


रहनी के मुवाफिक, हर कोई अपनी रहनी दुरुस्त करने 
को तैयार होता है। जो भाग से संग कोई दिन मिलता 
रहा, तो हालत जीव की बहुत बदलना मुमकिन है।। 


९ - तीसरी किस्म के जीव वे है जो किसी मतलब 
या दबाव से संतों के सलसग में आ गये और ब-वजह 
खौफ या लालच या प्यार या मुहब्बत या दूसरों की रीस 
करके भक्ति के अगो में बर्ताव करने लगे।। 


१० - हरचद खौफ और लालच और प्यार इन 
लोगो का ससारी मतलब और ससारी अग लेकर पैदा 
हुआ था, पर कुछ अर्स सतसग में रहने और प्रेमी जन 
के साथ मेल और सेवा करने से उन पर दया हो गई 
और वह अग उनका परमार्थी हो गया यानी परमार्थी 
खौफ और परमार्थ के प्राप्ति की चाह और परमार्थी 

मुहब्बत दिल में पैदा हो गई और उसके मुवाफिक 


| ६० ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


सच्ची कार्रवाई सच्चे परमार्थ की जारी हो ग्ड यानी 
उनके मन में परमार्थी भाव पैदा हो गया।। 


११ - इस किस्म के जीवो को अपने परमार्थ के 
बनाने मे दिक्कत और तकलीफ बहुत होती है, क्योकि 
शुरू मे बहुत दिन तक उनकी कार्रवाई स्वार्थी होती है 
और जब बचन सुन कर और प्रेमी जन की मदद और 
सत सतगुरु की दया से उनका असली मतलब समझ 
कर उनका ससारी अग साथ परमार्थी ख्वाहिश के 
बदलता है, लब से उनकी कार्रवाई निर्मल परमार्थी 
समझी जाती है और उसका फल भी यानी निर्मल प्रेम 
कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल के चरनो मे दया से 
मिलता जाता है और जिस कदर सच्चे परमार्थ और 
सत सतगुरु ओर कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल की 
पहिचान होती जाती है, उसी कदर प्रीत और प्रतीत 
चरनो मे बढ़ती जाती है और सरन दृढ़ होती जाती है 
कि जिसके वसीले से सहज में उद्धार जीव का हो 
जाता है । 


१२ - ऊपर जो लिखा गया कि खौफ और लालच 
और प्यार और रीस या शरम से जीव परमार्थ मे 
शामिल होते हैं, सो इसका हाल यह है कि क्या स्वार्थ 
और क्या परमार्थ, दोनो सूरत में यह अग जीव से 
कार्रवाई शौक और मेहनत के साथ कराते हैं और जब 
तक यह अग न होवे यानी खौफ और लालच वगैरा न 
दिखलाये जावें और थोड़ी बहुत मुहब्बत और एक दूसरे 
के साथ रीस पैदा न की जावे, तब तक जीव परमार्थ 
के सीधे रास्ते और सहज जुगत को कबूल नही करते 
यानी उनका मन सचौठी के संग बर्ताव नही करता ।। 


| ९ ]......  पॉचवॉभाग... [६१ | भाग 


१३ - कोई दिन सतसंग और अन्तर अभ्यास करके 
डन जीवो के मन में सच्चा खौफ चोरासी और नरको 
के दुक्खों का और जनम मरन के कष्ट और क्लेश का 
पेदा होता है और कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल और 
उनके धाम और शब्द की महिमा सुन कर, सच्ची चाह 
उनके दर्शन और अभ्यास के आनन्द के प्राप्ति की 
उपजती है और संत सतगुरु और प्रेमी जन से प्रीत 
दिन-दिन बढ़ती जाती है और प्रेमी सतसंगियों की 
अलर और बाहर हालत देख कर, मन में सच्ची चाह या 
रीस उन के मुवाफिक कार्रवाई करने की पैदा होती है। 
इस तरह दिन दिन मन की परमार्थी गढ़त होकर वह 
जीव संत सतगुरु की दया और मेहर का अधिकारी 
बनता जाता है।। 

१४ - कुल्ल जीव चाहे किसी किस्म के हों, सरन 
के अधिकारी हैं यानी बिना कुल्ल-मालिक और सर्व 
समर्थ राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु की सरन के 
किसी जीव का कारज नहीं बन सकता ।। 


१५ - उत्तम अधिकारी के मन में शुरू से ही प्रीत 
और प्रतीत सतगुरु और सत्तपुरुष राधास्वामी दयाल 
की पैदा होगी और उस के साथ ही सरन भी दृढ़ होती 
जावेगी | । 


१६ - दूसरे दरजे के अधिकारी जीवो को कोई दिन 
सतस करके, थोड़ी बहुत पहिचान सत सतगुरु की 
आवेगी और महिमा कुल्ल-मालिक सत्तपुरुष राधास्वामी 
दयाल की चित्त में बसेगी, तब वह आहिस्ते आहिस्ते 
सरन मे आवेगे और प्रीत और प्रतीत चरनो में लावेगे। | 


| क्र ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


१७ - बाकी जीवो को खास कर जरूरत सरन की 
है, क्योकि उन से जैसा चाहिये मन की गढ़त और 
सफाई जल्द नही हो सकेगी । इस वास्ते इधर अपनी 
कम लियाकती और निबलता और उधर मन और माया 
का जोर और शोर देख कर, वास्ते अपने बचाव के 
समर्थ पुरुष का दामन पकड़ना और उसकी ओट में 
आ जाना बहुत जरूरी है, पर ऐसी सरन लेने के वास्ते 
भी कोई दिन सलसग और अन्तर अभ्यास दरकार है 
और कुछ सहायता ओर रक्षा के परचे भी, कुल्ल-मालिक 
और संत सतगुरु दयाल की तरफ से मिलने चाहिये, 
तब प्रतीत आवेगी और सच्चे मन से सरन ली जावेगी | | 


१८ - कुल्ल जीवो का सरन में गुज़ारा है, मगर 
इस का यह मतलब नहीं हैं कि भरोसा दया का रख 
कर किसी किस्म की कार्रवाई परमार्थ की न करे, 
बल्कि हर एक जीव को चाहिये कि जिस कदर बन 
सके सलसग और अन्तर अभ्यास करे और अपने मन 
और इच्द्रियो को जहाँ तक मुमकिन होवे, रोकता और 
सम्हालता रहे और ससारी पदार्थो और भोगो में जरूरी 
और मुनासिब तौर पर बर्ताव करे, तब दया आवेगी 
और उसका कारज सब तरह से दुरुस्त बनावेगी और 
काल और कर्म और मन और माया के जाल से छुड़ा 
लेगी । | 


बचन दसवाँ 


चित्त की सम्हाल हर एक को करना 
ज़रूर है यानी चित्त को समझ बूझ और जाँच 


| ११] पाँच्वौँभा [७६३ | भाग 
कर लगावे, तो बधन और तकलीफ नहीं 
होगी। मुख्यता मालिक के चरनो में रक्खे, 
जो हमेशा का संगी है और गौन अंग से जीवों 
और पदार्थों मे बर्ते, जिनका सग कारज मात्र 
या देह के साथ है और हमेशा ठहर नहीं 
सकला | । 

१ - मनुष्य का चित्त उसकी सुरत का सीस है। 
जिधर यह जाता है, उधर ही उसका आपा मुतवज्जह 
होजाता है । 

२ - जहाँ मनुष्य की प्रीत है, वही उसके चित्त का 
बधन है और वहीं से जब जब प्यारे की हालत बदले, 
दुख सुख का असर पहुँचता है।। 

३ - बधनों की दो किसमें हैं - एक कारज मात्र 
यानी जरुरत के मुवाफिक थोड़े दिन का, दूसरा देह 
का सगी।। 

४ - जो बधन कारज मात्र है, उनसे वक्‍त जरूरत 
के काम लिया जाता है और फिर कुछ मतलब नहीं 
और जो बधन देह के सगी हैं, उनके साथ रोजमर्रा 
बर्ताव या जिंदगी भर रहता है।। 

५ - पहिला यानी थोड़ी देर का बधन हलका है 
और उससे जल्दी छुटकारा हो सकता है, लेकिन 
दूसरा बधन भारी और मजबूत है और इस से छुटकारा 
किसी कदर कठिन है।। 


६ - दुनिया के कुल्ल बंधन अपने अपने मुवाफिक 
दुख सुख का असर पहुँचाते हैं। जो कोई इन बधनों के 


| ६४ |] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


असर से बचना चाहे, उस को चाहिये कि अपने चित्त 
को कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल के चरनों में जो 
हमेशा एक रस कायम हैं, लगावे और रास्ते का भेद 
और चलने की जुगल सत सतगुरु अथवा राधास्वामी 
सगल से दरियाफ्त करके, उनके धाम की तरफ चलना 
शुरू करे, ताकि निर्बन्ध और निचिन्त होकर एक दिन 
परम आनन्द और महा सुख को प्राप्त होवे ।। 

७ - दुनिया और उसके भोगों और पदार्थो मे चित्त 
उसी कदर लगाना चाहिये कि जिस कदर उनसे 
कारज लेना या फायदा उठाना मजूर है, ज्यादा बधन 
में ज़्यादा दुख मिलने और हमेशा की गिरफ्तारी का 
खौफ है।। 


८ - कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल के चरनों में 


जिस कदर जिस किसी का बंधन होगा यानी जिस 
कदर जो कोई भाव ओर प्रीत करेगा, उसी कदर और 
बधन उस के ढीले होते चले जावेंगे और उनका असर 
भी कम व्यापेगा और जिस कदर अभ्यास घट मे वास्ते 
प्राप्ति दर्शन और पहुँचने निज धाम के बढ़ता जावेगा, 
उसी कदर अन्तर मे रस और आनन्द मिलता जावेगा 
और शौक बढ़ता जावेगा ।। 

९ - जिस कदर यह शौक बढ़ेगा, उसी कदर 
चरनो मे प्रीत और प्रतीत ज्यादा होती जावेगी और 
दुनिया और उसके सामान की तरफ से चित्त हटता 
जावेगा यानी बंधन ढीले होते जावेगे।। 

१० - आहिस्ता आहिस्ता एक दिन गहरा आनन्द 
चरनो का प्राप्त होगा और उन्ही के साथ सुरत का पूरा 


| ११]  पाँच्वौँभ [७६५ | भाग 


बधन यानी प्रेम हो जावेगा और बाकी के सब बंधन जो 
संसारी होंगे, खारिज या ढीले हो जावेंगे।। 

११ - अब मालूम करो कि चित्त का अटकाव 
दुनिया और उसके सामान और ख़ुद दुनियादारो में 
दुख और क्लेश का पैदा करने वाला है और जब वही 
चित्त मालिक के चरनो मे प्रेम के साथ लग जावे, लब 
कुल्ल दुखदाई बन्धनों को आहिस्ता आहिस्ता काट कर 
परम आनन्द को प्राप्त कराता है।। 


१२ - अब जो कोई अपने चित्त की सम्हाल रक्रबे 
यानी उसको मुनासिब जगह में जरूरत के मुवाफिक 
लगावे और बाकी तवज्जह अपनी कुल्ल-मालिक के 
चरनो में रक्खे, तो उसको ससार का बन्धन बहुत कम 
होगा और दुख सुख कम व्यापेगा और चरनों का 
आनन्द दिन दिन बढ़ता हुआ, एक दिन सब बधनों से 
छुड़ा कर चरनों में यानी धुर धाम मे बासा देगा।। 


१३ - कुल्ल जीव दुनिया मे इस कदर होशियारी से 
बर्त रहे हैं कि खास जगह ज़्यादा मुहब्बत और बाकी 
जगह थोड़ी मुहब्बत या बिल्कुल जाहिरी और ऊपरी 
प्यार से कार्रवाई कर रहे है, फिर परमार्थी जीव भी जो 
चाहे और फायदा उनकी समझ मे आ जावे, तो ससार 
मे थोड़ी या जाहिरी प्रीत के साथ और मालिक के 
-चरनो में अंतरी और गहरी प्रीत के साथ, बर्ताव कर 
सकते हैं। इसी का नाम गुरुमुखता है।। 

१४ - जिस किसी को भाग से ऐसी दौलत यानी 
गुरुमुखता प्राप्त होवे, वही जीव महा बड़भागी और सब 
से ऊँचा और कुल्ल-मालिक का महा प्यारा है। उसके 

वसीले से बहुत से जीव तर सकते हैं।। 


| ६६ |] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


१५ - दुनिया में देखने में आता है कि लोग राजा 
और महाराजा और अमीरों के साथ बे-मतलब और 
बे-सबब प्यार और सेवा करने को तैयार रहते हैं और 
जब जब मौका मिलता है, तब अपनी मुहब्बत को 
जाहिर करते हैं और सेवा करके बहुत ख़ुश होते हैं।। 

१६ - अब ख्याल करो कि कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु के चरनो मे, जो 
उनके निज प्यारे पुत्र और मुसाहब हैं, किस कदर 
मुहब्बत और सेवा करना फर्ज और लाजिम है? 


१७ - इस मुहब्बत के वसीले से जीव का सच्चा 
कल्यान यानी पूरा उद्धार होना मुमकिन है और जब से 
कि चरनो में लगे, तब से घट मे रस और आनद 
मिलना शुरू हो जाता है।। 

१८ - और दुनिया के राजो और अमीरों से मुहब्बत 
करने से, चाहे दुनिया का कोई खास काम बन जावे, 
लेकिन परमार्थी फायदा किनका भर भी हासिल नही हो 
सकता, बल्कि जो फायदा हासिल होता हो, उस मे 
नुकसान आने का खौफ है ।। 


१९ - हर एक जीव अपने दुनियावी और परमार्थी 
फायदे की जाँच कर सकता है और यह भी ख़ूब 
समझता है कि कहाँ और किस कदर मुहब्बत सचौटी 
के साथ करनी चाहिये । | 


२० - इस वास्ते परमार्थी जीवों को कहा जाता है 
कि अपने जीव का सच्चा फायदा यानी उद्धार 
ख्याल में रख कर, जिस कदर बन सके गहरी प्रीत 
कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु के 
चरनों में करें। गहरी प्रीत से मतलब यह है कि 

 ब-निस्बल और सब ससारी प्रीतों के यह परमार्थी प्रीत. 


| ११] पाँच्वौँभा [६७ | भाग 


कुल्ल-मालिक और सत सतगुरु के चरनों में किसी 
कदर ज्यादा होवे, ताकि गुरुमुखता का दरजा हासिल 
हो जावे । | 


२१ - राधास्वामी मत मे छोड़ना घर बार या 
रोज़गार का जरूर नही है। जेसे गृहस्थी अपने स्त्री, 
पुत्र, धन माल से गहरी प्रीत और बधन रखता है और 
नजदीक और दूर के रिश्तेदार ओर बिरादरी और बहुत 
से लोगों से भी प्रीत करता है और व्यवहार का बर्ताव 
रखता है, पर इनमे से कोई भी उस के गृहस्थ आश्रम 
की कार्रवाई में हर्ज या विघ्न नहीं डालते, इसी तरह 
परमार्थी जीव सलसग करके पूरी समझ बूझ लेकर 
कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु के 
चरनो मे विशेष, और बाकी सब के साथ दरजे ब-दरजे 
कम यानी समान प्रीत, बगैर डालने किसी किस्म के 
हर्ज या विघ्न के अपने परमार्थ में कर सकता है और 
थोड़ी होशियारी के साथ दोनों काम यानी गृहस्थ और 
भक्ति अच्छी तरह से अंजाम दे सकता है।। 


२२ - जो जीव कि नादान और बे-खबर है यानी 
सतस और कुल्ल-मालिक सत्तपुरुष राधास्वामी दयाल 
की महिमा नहीं जानते और दुनिया को धोखे का स्थान 
नही समझते, वे ससार और कुटुम्ब परिवार और ससार 
के भोगों और पदार्थो में, सर्व अग करके अपना चित्त 
लगाते हैं और उन्ही को अपने सुख का सबब और 
वसीला मानते हैं। इस सबब से वे हमेशा दुख सुख के 
चक्कर ओर जनम मरन के कष्ट और क्लेश मे पड़े रहेंगे 
और सख्त तकलीफ के वक्‍त कोई उनका मददगार 


नहीं होवेगा | | 


ग ने नः नः सेंड सेंड 


| ६८ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


बचन ग्यारहरवो 


वर्णन भेद और सबब देरी का मन और 
सुरत के चढ़ने और स्थानो के खुलने में।। 


१ - बहुत से सतसगी वास्ते चढ़ाई सुरत और मन 
के जल्दी करते हैं और चाहते हैं कि उनको मुकामात 
जल्द खुलते जावे ।। 

२ - यह चाह तो अच्छी है, लेकिन इस कदर गौर 
करना चाहिये कि जब तक मन में चाह ससार और 
उसके भोगों की धरी हुई है, तब तक वह मन मलीन 
समझा जाता है और काबिल चढ़ाई ऊँचे देश के नहीं 
है।। 

३ - जो बगैर सफाई यानी दूर हो जाने दुनिया की 
ख्वाहिशों के किसी मन को थोड़ा चढा दिया जावे तो 
वह ज्यादा ताकत हासिल करके भोगों में ज्यादा जोर 
के साथ लिपटेगा और इस लरह सिर्फ परमार्थ में ही 
नहीं, स्वार्थ में भी खराबी और बरबादी पैदा करेगा। 
इस वास्ते हमेशा यही मुनासिब समझा गया है कि जिस 
कदर सलसग और अभ्यास करके अन्तर और बाहर 
सफाई हासिल होती जावे, उसी कदर मन और सुरत 
ऊँचे देश की तरफ चढ़ाये जावे और फिर भी अभ्यासी 
की आँख न खोली जावे, ताकि माया के रचे हुए भोग 
और पदार्थों को रास्ते में देख कर लुभावे और अटके 
नहीं।। 

४ - जब कोई सरञ्ती या तकलीफ या मुसीबत आवे 
तो उस में घबरावे नहीं, ओर जब कोई शख्स तान मारे 

या बुरा भला कहे या दुख और नुकसान पहुँचावे, तो 


| ३१] पाँच्वौँभा [६९ | भाग 


उससे नाराज न होवे और न उससे एवज लेने या 
उसको एवज मे दुख पहुँचाने का इरादा करे।। 


५ - ससारी मान बडाई और दौलत और हशमत 
और हुकूमत की चाह मन में न रहे और न यह चीजें 
चित्त से प्यारी लगें, बल्कि अपनी देह में भी बधन 
जरूरत के मुवाफिक रहे, यह नही कि दुख में दुख का 
रूप हो जावे ।। 


६ - राधास्वामी दयाल की दया का आसरा चित्त में 
दृढ़ रक्खे और जो कुछ कि उनकी मौज से होवे, उसी 
को मुनासिब और मसलहत वक्‍त समझे और मुवाफकत 
करे। | 


७ - बिना मौज और आज्ञा राधास्वामी दयाल और 
संत सलगुरु के कोई नया काम या नई बात के कहीं 
जारी करने का इरादा न करे।। 


८ - किसी किस्म या किसी देश के जीवो पर वास्ते 
मानने किसी बात के किसी किस्म का दबाव न डाले 
और जीवो की दया हमेशा पेश-नजर रहे ।। 

९ - जो थोड़ी बाते सफाई की ऊपर लिखी गई हैं 
सिर्फ उनके ही मुवाफिक करनी और रहनी नही, बल्कि 
कुल्ल बर्तावे मे अन्तर और बाहर ऐसी ही सफाई और 
रहनी दरकार है, तब काबिल चढ़ाई ऊँचे देश के और 
खुलने अन्तर दृष्टि के समझा जावे।। 

१० - यह हालत आहिस्ता आहिस्ता सतसग और 
अन्तर अभ्यास से आवेगी और जिस कदर कि उसके 
साथ नशा पैदा होगा, वह भी हज़म होता जावेगा।। 


| ७० ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


११ - सत सतगुरु अपनी दया से हर एक सच्चे 
परमाथी की सुरत को, गोन आग से नित्त चढ़ाते जाते 
हैं। मुख्य अंग से इस वास्ते नही चढ़ाते कि फिर 
अभ्यासी से दूसरा काम यानी ससारी कार नही बनेगा 
और न दुनिया के लोगों से मिलाप या मुवाफकत बन 
सकेगी, बल्कि अपनी देह की भी खबरगीरी, जैसी 
चाहिये, नही कर सकेगा ।। 


१२ - निशान गौन अग से चढ़ाई मन और सुरत 
का यह है कि अभ्यासी की चाह और पकड़ संसारी 
पदार्थो मे और ससारी व्यवहारों में हलकी और ढीली 
होती जावेगी और राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु 
के चरनो मे ओर भी सलसग और अंतर अभ्यास में प्रीत 
और प्रतीत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जावेगी || 

१३ - फिर जो किसी को मुख्य अग से पेश्तर 
सफाई से चढ़ाया भी जावे, तो उसको कुछ फायदा 
नहीं होगा, क्योकि वह शख्स फिर देह मे कम उतलरेगा 
और इसकी कार्रवाई बहुत कम और बे-तरतीब करेगा ।। 


१४ - इस वास्ते लाज़िम यह है कि सत सतगुरु 
जो कुल्ल रचना के हाल से ब-ख़ूबी वाकिफ हैं, जैसे 
चढ़ाना जीव का मुनासिब समझे, उसी मुवाफिक कार्रवाई 
करना चाहिये और उसी को दुरुस्त समझना चाहिये । 
और जब अभ्यास करके पूरी सफाई मन और इच्द्रियों 
की हो जावेगी और दूष्टि में लाकत दर्शनों की और 
हृदय में ताकत हाजमे और बरदाश्त गहरे नशे और 
आनन्द की हासिल हो जावेगी, तब वे दया करके आप 
उस जीव की सुरत को मुख्य अग के साथ चढ़ावेंगे 
और आँख भी खोल देंगे। उस वक्त ऊंचे देश की 


| १२] पाँच्वौँभाग [७१ | भाग 


कैफियत और दर्शनो का आनन्द और बिलास देख कर 
चित्त बहुत मगन होगा और अपने भागों को सराहेगा 
और सच्चा शुकराना बजा लावेगा।। 


१५ - इस बखशिशा का नाम पूरन दया है। जिस 
जीव पर ऐसी दया होवे वही बड़भागी है, पर कुल्ल 
सतसंगियों को जो सच्चे मन से परमार्थ में लगे हैं, 
उम्मेदवार रहना चाहिये कि इस हालत और इस दरजे 
की बखशिश उन पर भी एक दिन जरूर होगी। इस 
वास्ते धीरज धर कर और दया का भरोसा पूरा रख 
कर, अपना अभ्यास नेम और प्रेम के साथ रोजमर्रा करे 
जावे और दिन दिन दया और मेहर की परख करते 
जावे। | 

१६ - जो कोई जल्दी और शिताब-जदगी यानी 
ऊचला-चाल मचावेगे, तो उनको नाहक तकलीफ और 
निरासता पैदा होगी और दूसरों की हालत को देख 
कर, बिला समझने उनके अधिकार के ईर्षा और जलन 
पैदा होगी और कुल्ल-मालिक और सन्त सतगुरु के 
चरनो मे किसी कदर अभाव आ जावेगा कि जिसके 
सबब से अभ्यास रोज बरोज ढीला और तरक्की बन्द 
हो जावेगी और फिर दया और मेहर भी उसी कदर 
कम होती जावेगी और अचरज नहीं कि पूरे उद्धार के 
होने मे कई जनम का फेर पड़ जावे ।। 


बचन बारहवां 


जो कोई अपना सच्चा उद्धार चाहता है, 
उसको चाहिये कि नीचे की लिखी हुई बातो. 


| ७२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


का निर्णय करके प्रतीत करे और उसी 
मुवाफिक चरनों में प्रीत लाकर करनी करे।। 


१ - इन साल बातो का हर एक परमार्थी को निर्णय 
करके प्रतीत करना ज़रूर और मुनासिब है।। 


(१) पहिले यह कि राधास्वामी दयाल कुल्ल-मालिक 
और सर्व समर्थ हैं। । 


(२) दूसरे यह कि जीव कुल्ल-मालिक राधास्वामी 
दयाल की अंस है।। 


(३) तीसरे यह कि राधास्वामी धाम सब का निज 
घर है और आदि में वही से शाब्द की धार प्रकट हुई 
और नीचे उतर कर ठेके ठेके पर मडल बाँध कर रचना 
करती आई।। 


(४) चौथे यह देश माया और काल पुरुष का है, 
जहाँ हमेशा अदल बदल होता रहता है और कोई चीज़ 
एक हालत पर हमेशा कायम नही रहती । इस वास्ते 
इस जगह रहने की आसा बॉधना और इसको अपना 
वतन समझना नहीं चाहिये ।। 

(५) पाँचवें राधास्वामी धाम के बासी और भेदी की 
जरूरत, वास्ते बताने रास्ते ओर जुगत चलने के सच्चे 
परमार्थी को, जो सच्चे मालिक के चरनो में पहुँचना 
चाहे और इनको संत सलगुरु कहते हैं।। 

(६) छठे सत सतगुरु और उनके प्रेमी सेवकों के 
सग की जरूरत, वास्ते मिलने मदद अन्तरी और 
बाहरी सच्चे परमार्थी को अभ्यास की हालत में।। 


| १] पाँच्वौँभ [७३ | भाग 


(७) सातवें यह कि बिना अभ्यास सुरत शाब्द मार्ग 
के सच्चा उद्धार किसी सूरत मे मुमकिन नही है क्योकि 
सुरत, शाब्द की धार के संग उतरी है और उसी धार 
के संग उलट सकती है। और घारें माया देश से 
निकली हैं और वही खलम हो जाती हैं।। 


२ - और सच्चे परमार्थी को इन चार बालो की भी 
पूरी समझ लेकर कार्रवाई करना मुनासिब है।। 


(१) पहिले यह कि जब तक सत सतगुरु की, 
सलसग करके थोड़ी बहुत पहिचान न आवे, तब तक 
उनको अपने से बड़ा और रास्ते में पेश रो यानी आगे 
चलने वाला मान कर, प्रीत और दीनता के साथ उनका 
सलसग करे और बचन माने ।। 


(२) दूसरे सुरत का बहाव मन और इन्द्रियो के 
द्वारे ससार के भोगो और पदार्थों में जारी रहता है, सो 
मुनासिब है कि उसका फिजूल खर्च न होने दे यानी 
बे-जरूरत और बे-फायदा सुरत की धार को इन्द्रियों 
द्वारे बाहर की तरफ फैलने से रोकता रहे।। 


(३) तीसरे मन का खमीर ससारी मसाले का है, 
सो सच्चे परमार्थी को अहतियात और होशियारी रखना 
चाहिये कि मन मे फिजूल ख्वाहिश ससारी तरक्की और 
इन्द्रियो के भोग बिलास की न उठे और जो ऐसी तरगें 
पैदा होवें तो उनको रोकता रहे।। 

(४) चोथे सच्चे मालिक राधास्वामी दयाल बे-परवाह 
हैं, वे किसी से कुछ नही चाहते, पर जो जीव उनका 
दर्शन उनके निज धाम में पहुँच कर करना चाहे, 
उसको लाज़िम और मुनासिब है कि उनके चरनों में 


| ७४ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


सच्ची दीनता यानी गरजमदी और सच्ची लगन यानी 
सच्चा प्रेम लावे, तब रास्ता सहज में ते होगा यानी 
अभ्यास रसीला बन पडेगा ओर चाल आहिस्ता आहिस्ता 
बढ़ती जावेगी । | 


३ - वास्ते दुरुस्ती से समझने उन सात बातों के 
जिनका निर्णय करके जीवों को प्रतीत करना चाहिये, 
थोड़ा बयान हर एक बात का जुदा २ लिखा जाता है।। 


४ -- (१) पहिले यह कि राधास्वामी दयाल 
कुल्ल-मालिक और सर्व समर्थ हैं। 


सब जीव इस बात के कायल हैं कि कोई 
कुल्ल-मालिक इस रचना का जरूर है और वह सर्व 
समर्थ है, लेकिन वास्ते दूर करने शक और सदेह 
किसी किस्म के यहाँ बयान किया जाता है कि जैसे इस 
लोक की रचना सूरज की धार के आररे है, ऐसे ही 
यह सूरज दूसरे सूरज का आधीन है और वह सूरज 
तीसरे का और वह सूरज सत्तनाम सत्तपुरुष का और 
सत्तनामरूपी सूरज कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल के 
आधीन है। राधास्वामी पद अनंत और अपार है यानी 
उसके परे और कोई पद नहीं है।। 


५ -- (२) दूसरे यह कि यह जीव कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल की अंस है। 


इसका सबूत भी जाहिर है। जरा गौर करने से 
मालूम होगा कि कुल्ल रचना इस लोक की और इसी 
तरह से कुल्ल लोकों की सुरतों यानी रूहों की की हुई 
है और उन्हीं के आसरे ठहरी हुई है और जब वे पिड 
को छोड़ देती हैं, उस वक्‍त पिंड यानी देह का अभाव 


Ny 


| १] पाँच्वौँभा [७५ | भाग 


हो जाता है। जैसे बीज से दरख्त पैदा होता हे, ऐसे ही 
मनुष्य के वीर्य से मनुष्य और यही हाल सब जानदारों 
का है। हर एक जिस्म में एक एक रूह बैठ कर 
कार्रवाई उसकी करती है और कुल्ल शक्तियाँ क्ुदरत 
और माया की, सुरत यानी जीव के हुक्म के मुवाफिक 
आपस मे रल मिल कर कार्रवाई पालन पोषण वगैरा 
उस देह की करती हैं और जब कोई सुरत देह को 
छोड़ देती है, उस वक्‍त वही शक्तियाँ आपस मे लड़ 
भिड़ कर उस देह को बिगाड़ देती है यानी उसका 
अभाव हो जाता है। इससे साबित है कि सुरत चैतन्य 
की शक्ति से सब रचना हो रही हे और उसी की ताकत 
से ठहरी हुई है और उसी के वियोग से उसका अभाव 
हो जाता है और यह सुरत चैतन्य कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल की अस यानी किरन या बुँद है।। 

६ - (३) तीसरे यह कि राधास्वामी धाम सब का 
निज घर है और आदि में वहीं से शब्द की धार प्रकट 
हुई और नीचे उत्तर कर ठेके २ पर मडल बाँध कर 
रचना करती आई।। 


कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल का स्थान आदि 
धाम कहलाता है। वहीं से आदि धार सुरत और शाब्द 
की निकली और उसी धार ने कुल्ल रचना दरजे 
ब-दरजे करी । जेसे दररख्त के बीज में से जो कुल्ला 
यानी आदि धार प्रकट होती है, वही कुल्ल दररब्त की 
करतार है और उसी धार की मार्फत दरख्त की रूह 
यानी आर्क सब जगह नसों में होकर पहुँचता है। इसी 
तरह मनुष्य और कुल्ल जानदारों की रचना का हाल 

और उस के ठहराव और सम्हाल और सुरत के वियोग 


| ७६ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


में अभाव की कैफियत समझ लेना चाहिये यानी वही 
आदि धार जो कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल के 
चरनों से निकली, वही सब मडलों और स्थानों की 
करतार है और वही शब्द और नूर और अमृत और 
जान और चैतन्य की धार है।। 


७ -- (४) चौथे यह देश माया और काल पुरुष का 
है, जहाँ हमेशा अदल बदल होता रहता है और कोई 
चीज एक हालत पर हमेशा कायम नहीं रहती। इस 
वास्ते इस जगह रहने की आसा बॉधना और इस को 
अपना वतन समझना नहीं चाहिये। 


यह हाल तगैयुर और लबद्दुल और नाशमानता 
इस लोक और उसकी रचना का साफ इन आखो से 
दिखलाई देता है। फिर समझवार आदमी को मुनासिब 
और लाजिम हे कि अपने वतन यानी निज घर का जो 
राधास्वामी धाम है, पता और भेद लेकर उस तरफ को 
चलना शुरू करे और इस दुनिया को अपना वतन या 
हमेशा ठहरने का स्थान न समझे, नहीं तो धोखा 
खावेगा क्योंकि मौत सब के सिर पर गाज रही है और 
एक दिन यह देह और देश और इसका सब सामान 
और कुटुम्ब परिवार वगेरा ज़रूर छोड़ना पड़ेगा ।। 

८ -- (५) पाँचवें राधास्वामी धाम के बासी और 
भेदी की जरूरत, वास्ते बताने रास्ते और जुगल चलने 
के सच्चे परमार्थी को जो सच्चे मालिक के चरनो मे 
पहुँचना चाहे - और इन को सत सतगुरु कहते हैं। 


ज़ाहिर है कि कोई काम या इल्म दुनिया का बगेर 
सिखाये उस्ताद के नही आता हे, फिर सच्चा परमार्थ 
जो अन्तर के अन्तर गुप्त है और जिस की चाल शुरू 


| १] पाँच्वौँभा [७७ | भाग 


से घट में चलती है, बगैर समझाये और बुझाये संत 
सतगुरु और उन की दया और मेहर के कैसे हासिल 
हो सकता है? यह सच्चा मत जिस को राधास्वामी पंथ 
कहते हैं, कोई बाहरमुखी करतूत या बानी पढ़ने और 
पढ़ाने का काम नही है। पहिली चाल इस की मन और 
सुरत का घट मे समेटना है और दूसरी चाल मन और 
सुरत का निज धाम की तरफ चढ़ाना है। फिर सिफ 
विद्यावान लोग इस मत की कार्रवाई और महिमा और 
बड़ाई को क्या समझ सकते हैं? यह लोग तो पोथी 
पढ़ना और पढ़ाना और उसके मतलब को ब-तौर 
लेक्चर के लोगों को सुनाना परमार्थ समझ रहे हैं और 
इतनी बाल विद्यावान गुरू से हासिल हो सकती है। 
फिर सत सतगुरु की महिमा को जो कि रूह की धार 
पर सवार होकर कुल्ल-मालिक के धाम में आते जाते 
हैं, क्या समझ सकते हैं? सच्च तो यह है कि सिवाय 
सलत या साध या सच्चे प्रेमी के, जो कि सच्चा खोज 
और दर्द परमार्थ का दिल में रखता है, और किसी की 
ताकत नहीं कि संत सलगुरु की कुछ भी पहिचान कर 
सके या उन की बडाई समझ सके; इस सबब से 
तमाम दुनिया के जीव निगुरे हैं और जो कोई रस्म और 
टेक के ब-मूजिब बसावली या विद्यावान या भेखी या 
पडित को गुरु मान रहे हैं, ऐसे गुरु आप निगुरे हैं और 
सच्चे गुरु की महिमा से बे-र्रबर। इसी सबब से इन 
जीवो को कुछ फायदा सच्चे परमार्थ का हासिल नहीं 
होता और न उन के हृदय पर सच्चे मालिक और सन्त 
सतगुरु के प्रेम का रग चढ़ता है। सच्च तो यह है कि 
बिना सत सतगुरु के किसी जीव का, चाहे किसी मत 
में होवे, सच्चा उद्धार होना मुमकिन नहीं है।। 


| ७८ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


९ -- (६) छठे संत सतगुरु और उन क प्रेमी 
सेवकों के सलसग की जरूरत, वास्ते मिलने मदद 
अलरी और बाहरी सच्चे परमार्थी को अभ्यास की हालत 
में।। 

जैसे सत सतगुरु की जरूरत, वास्ते हासिल करने 
उपदेश और दया के है, ऐसी ही ज़रूरत संत सतगुरु 
और उन के प्रेमी जन के सतसंग की है। बगैर सतसंग 
के मत की समझ बूझ नहीं आती है और न दुनिया और 
उसके सामान की हकीकत मालूम पड़ती है और न 
परमार्थ ओर उसके फायदे की कदर और महिमा समझ 
में आती है और न संसारी स्वभाव बदलते हैं और न 
भक्ति की रीति की खबर पड़ती है और न उसके 
मुवाफिक बर्तावा बर्त सकता है और न अभ्यास दुरुस्ती 
और आसानी के साथ बन सकता है और न प्रीत और 
प्रतीत की जल्द तरक्की हो सकती है। खुलासा यह कि 
बगेर सत सतगुरु और प्रेमी जन के सग के, प्रेम का 
रग जैसा चाहिये नही चढ़ सकता और न सत सतगुरु 
की पहिचान जिस तरह आनी चाहिये हो सकती है और 
न उनकी सेवा जेसी चाहिये बन सकती है और फिर 
उनकी मेहर भी जिस कदर दरकार है, कैसे हासिल हो 
सकती है? 


१० - (७) सातवे यह कि बिना अभ्यास सुरत शब्द 
मार्ग के सच्चा उद्धार किसी सूरत में मुमकिन नहीं है 
क्योकि सुरत, शब्द की धार के संग उतरी है और उसी 
धार के सग उलट सकती है। और घारें माया देश से 
निकली हैं और वही खतम हो जाती हैं।। 


| १] पाँच्वौँभ [७९ | भाग 


शाब्द की धार से मतलब चैतन्य की धार से है। 
कुल्ल कार्रवाई रचना वगेरा की इसी धार से हुई और 
हो रही हे। इस वास्ते जब तक कि यह धार उलट कर, 
अपने भण्डार यानी कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल के 
चरनों में न पहुँचेगी, तब तक घट की पिंडी और 
ब्रह्माडी रचना का कारखाना ब-दस्लूर जारी रहेगा, घट 
बदलते रहेंगे, पर सुरत की धार जब तक भेद पाकर 
और जुगत समझ कर अभ्यास करके यानी शब्द को 
सुनती हुई उलटेगी नही, तब तक उसका बधन ब्रह्माडी 
और पिडी देशों मे रहा आवेगा। इस वास्ते कुल्ल जीवों 
को जो देह धारन करने और उसके सग दुख सुख और 
जनम मरन के कष्ट और क्लेश से बचना चाहते हैं, 
सुरत शाब्द का अभ्यास करना जरूर और लाजिम है 
क्योकि सिवाय इसके दूसरा रास्ता और तरीका सुरत 
रूह के चढ़ाने का माया देश के पार, और पहुँचाना 
उसका राधास्वामी धाम में, रचा नही गया। जो कोई 
डस अभ्यास को नहीं करेंगे, वह माया के घेर मे नीच 
ऊच जोनों मे भरमते और दुख सुख और जनम मरन 
का क्लेश सहते रहेंगे। | 

११ - अब उन चार बातों का जिकर किया जाता 
है, जो सच्चे परमार्थी को अच्छी तरह से समझ कर 
भक्ति भाव मे बर्तना चाहिए। 


१२ -- (१) पहिले यह कि जब तक संत सतगुरु 
की सतसंग करके थोड़ी बहुत पहिचान न आवे, तब 
तक उनको अपने से बड़ा और रास्ते मे पेशा रौ यानी 
आगे चलने वाला मान कर, प्रीत और दीनता के साथ 
उनका सलसग करे और बचन माने।। 


५९२ 


| ८० ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


१३ - गुरु भक्ति के बयान मे सब मतो मे और खास 
कर सत मत मे हुकुम है कि सच्चा ओर पूरा गुरु खोज 
कर धारन करें और उनको परमेश्वर और सत्तपुरुष के 
समान माने। मतलब इससे यह कि जब इस कदर 
बड़ाई उनकी सेवक के चित्त मे समावेगी, तब उनका 
बचन माना जावेगा और भाव और प्यार विशेष उनके 
चरनो मे आवेगा और सेवा तन मन धन की बन 
आवेगी, जैसा कि इन दोनों कडियों में लिखा है। 


सेवा कर तन मन धन अरपे, सत्तपुरुष सम सतगुरु थरपे 


गुरुर्ब्रह्मा गुरर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः। 
गुरुरेव पर ब्रह्म तस्मे श्रीगुरवे नमः।। 


चूँकि करदी जाते मुर्शिद रा कबूल। 
हम ख़ुदा दर जातश आमद हम रसूल ।।१।। 
मस्जिदे हस्त अदरूने औलिया। 
सिज्दागाहे जुमला हस्त आ जा ख़ुदा।।२।। 


“उजा तमउल फकर फहो अल्लाहो” 
“ब्रह्मवित बह्लौव भवति” 


और ईसाई लोग भी पोप साहिब को कमोबेश ऐसा 
ही बड़ा मानते हैं।। 

१४ - ज़बान से कहना और लिखे हुए को पढ़ना 
और उसके मुवाफिक तकरीर करना और बात है और 
सच्चे मन से यकीन करना इस बात का कि सतगुरु 


| १] पाँच्वौँभा («१ | भाग 


परमेश्वर और सत्तपुरुष हैं और फिर इस समझ के 
मुवाफिक उनके चरनों में भक्ति और सेवा करना और 
बाल है यानी हर वक्‍त और हर हालत और हर सूरत में 
ऐसे यकीन का कायम रहना बहुत मुशकिल है। अलबत्ता 
जब अन्तर और बाहर बारबार परचे मिलेंगे, तब यह 
यकीन पकता जावेगा और जिस कदर ज्यादा सतसंग 
मिलता जावेगा, उसी कदर ऐसे यकीन की धारना 
बढ़ती और मज़बूत होती जावेगी ।। 


१५ - इस वास्ते शुरू में आम परमार्थियों को 
मुनासिब है कि सतगुरु को अपने और सब से बड़ा 
और परमार्थ के भेद और जुगत का पूरा जानकार और 
रास्ते में अगुआ समझ कर, प्रीत और दीनता के साथ 
उनका सतसग करें और समझ और विचार कर बचन 
माने और जो कोई जल्दी करके गुरु को मालिक के 
समान मानेंगे और समझ बूझ ऐसे यकीन के मुवाफिक 
अभी दृढ़ नहीं हुई है और न अन्तर और बाहर कुछ 
परचे मिले हैं तो उनकी ऐसी प्रतीत दुख सुख के वक्त 
झकोले खावेगी और जब तब यानी वक्‍त तकलीफ और 
आराम के डिगमिग होती रहेगी और फिर शोक और 
अभ्यास भी ढीला हो जावेगा । | 


१६ - और मालूम होवे कि सच्चे और दर्दी खोजी 
और सच्चे प्रेमी का हाल जुदा है और आम परमार्थियों 
का जुदा है। ददी और प्रेमी जीवों के हृदय में एक 
किस्म की तड़प और बेकली और तपन ऐसी हर वक्त 
लगी रहती है कि जब वे सतगुरु के सनमुख भाग से 
आये और दया के भरे हुए भेद के बचन सुने, उसी 
वक्‍त उनके अतर में शान्ति और सीतलता प्राप्त होती 
है कि जिस से वे फौरन पहिचान सतगुरु की कर लेते | 


| ८९ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


है कि इनकी दया और मदद से हमारा कारज बनेगा। 
यह पहिचान पहिले ही दिन आ जाती है और इसके 
सुवाफिक वे भक्ति में लग जाते हैं और दिन दिन प्रीत 
और प्रतीत चरनों में बढ़ाते जाते हैं।। 


१७ - सिवाय इसके जिस पर सतगुरु दयाल होवे 
थोड़ी पहिचान अपनी मेहर और दया से फौरन जैसे कि 
जीव दर्शनो को आया, बख्श देते है और अपने चरनों 
की प्रीत और प्रतीत उसके हृदय में बसा देते हैं कि वह 
आइन्दा सलसग और अभ्यास करके दिन दिन बढ़ती 
जाती है। 


१८ ~ (२) दूसरे सुरत का बहाव मन और इच्द्रियो 
के द्वारे संसार के भोगों और पदार्थो में जारी रहता है, 
सो मुनासिब है कि उसका फिजूल खर्च न होने दे यानी 
बे-जरूरत और बे-फायदा सुरत की धार को, इन्द्रियो 
द्वारे बाहर की तरफ फैलने से रोकता रहे।। 


१९ - जो कि मन और सुरत का समेटना और 
चढ़ाना ऊँचे की तरफ असली और सच्चा परमार्थ है, 
इस वास्ते जो कार्रवाई कि इसके बर-खिलाफ है यानी 
सुरत और मन की धार को बाहर और नीचे की तरफ 
बहाली है, वह जरूर विघ्नकारक समझनी चाहिये । 
लेकिन जो कि जीवो का अहार इसी देश के मसाले का 
बना हुआ है, इस वास्ते उसके खुलासे का भी जो मन 
इन्द्रिय और देह को ताकत पहुँचाता है, असली झुकाव 
बाहर की तरफ है। इस सबब से सुरत और मन की 
धार को बाहर और नीचे की तरफ से बिल्कुल रोकना 
मुनासिब नहीं है यानी जिस कदर कि वास्ते कार्रवाई 
रोज़गार और गृहस्थ के कारोबार के, सुरत और मन 


| १] पाँच्वौँभाग [४३ | भाग 


की धार का बाहर की तरफ मुतवज्जह होना जरूर है 
वह ब-दस्तूर जारी रखना चाहिये, ताकि जिस कदर 
मसाला बाहरमुखी अतर में अहार करने से जमा हुआ 
है, वह धारों के वसीले से निकल जावे और जो खुलासे 
का खुलासा काबिल चढ़ने कुछ दूर तक ऊंचे देश की 
तरफ के है, ठहरा रहे। इस वास्ते प्रेमी अभ्यासी जीवो 
को लाजिम है कि फिजूल बहाव अपने मन और सुरत 
का बाहर की तरफ रोकते रहे और जिस कदर कि 
अभ्यास ज्यादा और व्यवहार और रोजगार का काम 
कम होता जावे, उसी कदर अहार भी कम करते जावे 
और उसी मुवाफिक बाहरमुखी ससारी कार्रवाई भी 
हलकी होती जावेगी यानी सुरत और मन की धार का 
बहाव बाहर की तरफ कम होता जावेगा।। 


२० - अभ्यास के वक्त खास कर इस बाल का 
ख्याल रखना चाहिये कि जो गुनावन संसारी या परमार्थी 
बाहरमुख कार्रवाई की उठेगी और इस किस्म के ख्याल 
और तरंग पैदा होंगी, तो वह मन और सुरत की चढ़ाई 
मे खलल डालेगी यानी धार का रूप बॅधने न देंगी! और 
न उसको ऊपर की तरफ सिमटने और चढ़ने देंगी, 
फिर अभ्यास का रस कैसे आवेगा और आइन्दा को 
शौक कैसे बढ़ेगा? इस वास्ते मन और सुरत की धार 
को बाहर की तरफ झुकाव और बहाव से रोकना 
निहायत जरूर और लाजिम है।। 


२१ -- (३) तीसरे मन का खमीर ससारी मसाले 
का है, सो सच्चे परमाथी को अहतियात और होशियारी 
रखना चाहिये कि मन में फिज़ूल ख्वाहिशें ससारी 


|__  +घपरस्पस्थिनरनेदेगी. | - धार रूप स्थिर न रहने देगी। 


| ८४ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


तरक्की और इद्रियों के भोग बिलास की न उठे और 
जो ऐसी तरंगे पैदा होवें, तो उनको रोकता रहे। 


२२ - मालूम होवे कि अलावा मन के खमीर के 
ससारी होने के, वह जन्मान जन्म और हाल के जन्म 
मे सालहा साल से ससारियों का सग करके ससारी 
भोग बिलास और मान बड़ाई और तरक्की धन और 
माल और हुकूमत और कुटुम्ब परिवार की चाह उठाता 
चला आया है और उसी निमित्त कर्म करता रहा है, 
यहाँ तक कि कुल्ल वक्त अपना इसी किस्म की 
कार्रवाई और ऐसे ही लोगो के सग सोहबत में खर्च 
करता रहा है, फिर यकायक इसका रुख और स्वभाव 
बदलना बगैर दया सत सतगुरु और उनके और प्रेमी 
जन के सग के मुमकिन नही है। कोई दिन बाहर का 
सलसग और अलर में अभ्यास करके इस कदर ताकत 
आ जावेगी कि अपने मन की निगरानी और सम्हाल 
कर सकेगा यानी मन में फिजूल और ना-मुनासिब 
तरगो की हिलोर उठते ही उसको परख कर रोक 
सकेगा || 


२३ - यह मन बड़ा जबरदस्त है और किसी के 
काबू मे नही आ सकता है, सिर्फ सत सतगुरु ने इसको 
जीता है, उनकी दया से उनके प्रेमी सेवक भी इसको 
किसी कदर काबू में ला सकते हैं यानी इससे परमार्थी 
कार्रवाई दुरुस्ती से ले सकते है। और बाकी रचना के 
सिर पर मन और माया सवार हैं और जैसा चाहते हैं, 
उस मुवाफिक उस रचना मे कार्रवाई कराते है।। 


२४ - हर एक सच्चे परमार्थी को अपने मन की 
चौकीदारी या निगरानी करना जरूर है और जब तक 


| ३] पाँच्वौँभा [४५ | भाग 


कि दसवे द्वार तक न पहुँचे, तब तक उसकी तरफ से 
बिल्कुल निःचिन्त और निर्भय होना नही चाहिये और 
कुल्ल कार्रवाई उसके रोकने और काबू मे लाने की संत 
सलगुरु और कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल की दया 
का आसरा और बल लेकर, मजबूती के साथ करनी 
चाहिये यानी ढीले होना या घबराना नहीं चाहिये।। 


२५ - (४) चौथे सच्चे मालिक राधास्वामी दयाल 
बे-परवाह हैं। वे किसी से कुछ नही चाहते, पर जो जीव 
उनका दर्शन (उनके निज धाम में पहुँच कर) करना 
चाहे, उसको लाज़िम और मुनासिब है कि उनके चरनों 
मे सच्ची दीनता यानी गर्जमदी और सच्ची लगन यानी 
सच्चा प्रेम लावे, तब रास्ता सहज में तै होगा यानी 
अभ्यास रसीला बन पड़ेगा और चाल आहिस्ते २ बढ़ती 
जावेगी | | 


२६ - जो कोई सच्चा परमार्थी है उसके हृदय में 
ज़रूर सच्ची दीनता और सच्चा प्रेम, कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु के चरनों में पैदा 
होगा, पर दीनता और प्रेम मे दरजे हैं, सो सतसग और 
अभ्यास करके दिन दिन तै होते जावेंगे।। 


२७ - सच्ची दीनता यानी गर्जमदी का स्वरूप यह 
है। -- (१) जैसे बीमार को साथ हकीम या डाक्टर के 
और (२) निरधन को साथ धनवान के और (३) नोकरी 
या खिदमत के चाहनेवाले को साथ राजा और हाकिम 
के और सच्ची और जबर लगन का स्वरूप यह है - 
(१) जैसे माता को पुत्र प्यारा है और (२) कामी को 
कामिन प्यारी है और (३) मछली को पानी और (४) 

पपिहा को स्वाति की बूँदें।। 


| ८६ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


२८ - अब थोड़ा सा बयान उन दृष्टान्तो का जो 
सच्ची दीनता की बाबत ऊपर दिये है लिखा जाता है। । 


२९ - पहिला, बीमार आदमी डाक्टर और हकीम 
का मुहताज है और उसको सच्ची गार्जमदी हकीम और 
डाक्टर के साथ होती है। इसी तरह कुल्ल जीवो का 
मन बीमार है यानी ससार के भोगो मे फँसा और ग्रसा 
हुआ है। जो उसके विकार दूर न किये जावेगे, तो 
उसकी देह बिगड़ती चली जावेगी यानी नीचे की जोनों 
में उतरता चला जावेगा । अब परमार्थ में सत सतगुरु 
हकीम और डाक्टर हैं और वे मन बीमार का इलाज 
खूब कर सकते हैं कि जिससे यह मन भोगों और 
ससार की तरफ से हट कर अपने निज घर मे जो 
त्रिकुटी का स्थान है, पहुँच कर तीन लोक का राज 
पावे और सुखी हो जावे। दवा उसकी बीमारी के दूर 
करने की बाहर से सतसंग, सतगुरु और प्रेमीजन का 
और अतर में अभ्यास सुरत शब्द मार्ग का ओर परहेज 
यह है कि इन्द्रिय भोगों और मान बड़ाई की तरंगों से 
जहाँ तक मुनासिब और मुमकिन होवे, बचाव रखना। 


३० - दूसरे, सब जीव निरधन हो रहे हैं यानी भक्ति 
और प्रेम का धन गंवा बैठे है और इस कदर माया के 
झूँठे धन के मुहताज हो गये है कि अपनी चैतन्यता भी 
दिन २ खोते जाते हैं और अनेक तरह के कर्म करते हैं 
और कष्ट और क्लेश सहते हैं और कोई सूरत निकासी 
की नजर नहीं आती ।। 


३१ - फिर सत सतगुरु पूरे धनवान हैं यानी भक्ति 
और प्रेम का भडार उनके इख्तियार मे हे और माया भी 
उनकी ताबेदार है । जो कोई उनके चरनों मे प्रीत और 


| १? ]...... पॉचवॉभाग... [४७ | भाग 


प्रतीत के साथ सतसंग करे और उनका बचन माने 
और उपदेश लेकर सुरत शब्द मार्ग का अभ्यास करे, 
तो वे प्रसन्न होकर उसको प्रेम का धन दान देवेंगे ओर 
माया के सामान की बे-कदरी उसके चित्त में जता कर 
उसकी तरफ से बे-परवाह कर देगे।। 


३२ - प्रेम की दौलत अपार है। जिस कदर चाहे, 
खर्च करें। उसका भंडार कभी घटता नहीं है और यह 
धन बिरले बड़ भागियों को दया से मिलता है।। 


३३ - तीसरे, जो कोई नौकरी या खिदमत का 
चाहनेवाला है, वह राज दरबार में या हाकिमों के सग 
निहायत दीनता के साथ बर्ताव करता है और बहुत 
शौक के साथ खिदमत करने को तैयार रहता हे।। 

३४ - अब समझो और बूझो कि संत सतगुरु 
महाराजाओं के महाराजा और शाहन्शाहों के शाहन्शाह 
है,उनकी खिदमत और सेवा और सतसंग किसी बड़ 
भागी को मिलता है और फिर उसी को सब से बड़ा 
और भारी दरजा, कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल के 
धाम में पहुँचने और विश्राम करने का, बख्शिश होता 
है। यह दरजा ब्रह्मा विष्णु महादेव और ईश्वर परमेश्वर 
तक को मयस्सर नहीं हो सकता। | 


गुरु पूरे का सेवक बरतर। क्या जो हुकम करे राजों पर।। 


कौन करे आरत सतगुरु की।। टेक।। 
ब्रह्मादिक सब तरस रहे हैं। 
मिली नही यह पदवी।।१।। 
कोट तेतीसों राग बैरागी। 
इन्द्र मुनिन्दर भटकी।।२।। 


| ८८ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


सतगुरु बिना खोज नहिं पाया। 
करम भरम बिच अटकी।।३।। 
बड़े भाग जानो अब उनके। 
जिनको सरन परापत गुरु की।।४।। 
गुरू समान समरथ नहीं कोई। 
जिन धुर घर की आन खबर दी ।।५।। 


३५ - अब उन दृष्टान्तो का बयान किया जाता है 
जो प्रेम प्रीत के बारे में दिये हैं। 


३६ - अव्वल, माता और पुत्र की प्रीत । यह प्रीत 
बहुत निर्मल और बे-गर्ज है और इस कदर जबर है कि 
माला पुत्र की बीमारी और तकलीफ में अपना खाना 
पीना सोना और जरूरी हाजाल वगेरा को भी किसी 
कदर बिसर जाती है ओर बच्चे के आराम और खिदमत 
को सब कामों पर मुकद्दम रखती है। ऐसे ही परमार्थी 


और प्रेमी जीव सत सतगुरु की सेवा में सर-गरम रहते 
टै ओर अपने तन के आराम और इन्द्रियो के भोग वगैरा 
को बिसराये रहते हैं यानी जब जो मुयस्सर आया, वही 
बहुत खुशी के साथ ग्रहन करते हैं और जब वक्त मिला 
और थोड़ी फ़ुर्सत पाई, उस वक्‍त अपनी हाजात रफा 
करते हैं और आराम करते हैं। खुलासा यह कि सत 
सतगुरु की प्रीत ऐसी ज़बर उनके हिरदे मे बसी हुई है 
कि उनकी सेवा और सलसग के मुकाबले मे, किसी 
चीज़ और किसी काम की बल्कि अपनी भूख प्यास 
और आराम तक की सुध नही आती और हरदम 
कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु की 
याद और ख्याल हृदय में बसा रहता है।। 


३७ - दूसरे, कामी की कामिन के साथ। यह प्रीत 
भी बहुत जबर है और इसके मुकाबले मे कोई और 


| ३] पाँच्वौँभा («८९ | भाग 


मुहब्बत नहीं ठहरती यानी दुनिया भर की प्रीते इस प्रीत 
के लले रहती हैं और तन मन धन भी कामी पुरुष 
कामिन पर नोछावर करता है और चाहे जेसी दुनिया में 
बदनामी होवे, उसको सहज में सहता है और निन्दको 
और ताने मारने वालों के बचन का बिल्कुल ख्याल नही 
करता है और न अपने नफे और नुकसान पर नज़र 
करता हे। 


३८ - परमार्थ मे भी ऐसी ही प्रीत अव्वल नम्बर 
समझी जाती है कि अपने प्रीतम के मुकाबले में कोई 
प्रीत किसी किस्म की और कोई चीज की कदर या 
बड़ाई नहीं रहती है। सत सतगुरु और कुल्ल-मालिक 
से प्रीत का ऐसा पक्का रग प्रेमी जन के हृदय में चढ़ 
जाता है कि फिर कोई दूसरा रंग उसके सामने नही 
ठहरता। प्रेमी को प्रीतम के दर्शन और बचन और सेवा 
ऐसी प्यारी लगती है कि दूसरे काम की उसको सुध भी 
नहीं रहती | | 


३९ - ऊपर के दोनों बयान से यह मतलब नहीं है 
कि प्रेमी दुनिया के कारोबार सब छोड़ देवे और सर्व 
अग करके रात दिन परमारशी कार्रवाई मे खर्च करे | 
उस बयान का मतलब यह है कि प्रेमी के मुख्यता 
प्रीतम की याद और सलसग और सेवा की हिरदे में 
रहेगी और दूसरे दरजे पर दुनिया के कारोबार भी 
करता रहेगा, मगर उनमें पकड़ और बधन बहुत कम 
होगा, और जरूरत के वक्त प्रेमी सब से न्यारा होने को 
तैयार रहेगा ।। 


४० - तीसरे, मछली की प्रीत जल के साथ। इस 
प्रील की महिमा साफ जाहिर है कि जल मछली का 


| ९० ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


आधार हे, बगेर उसके उसकी जिन्दगी कायम नही रह 
सकती । | 


४१ - इसी तरह प्रेमी जन को संत सतगुरु और 
राधास्वामी दयाल की प्रीत का आधार रहता है यानी 
जब तक कि गुरु स्वरूप का ध्यान करके और सुरत 
को शब्द मे लगा कर मामूली रस न लिया जावे, तब 
तक प्रेमी को निहायत दरजे की बेचैनी और बेकली 
रहती है और कोई काम या चीज़ या कोई दूसरा ख्याल 
उसको नहीं सुहाता और न उसके मन को चैन और 
आराम मिलता है। । 


४२ - चोथे, पपीहे की प्रीत स्वाति बूँद के साथ। 
यह जानवर साल भर मे सिर्फ एक दो बार स्वाति बूँद 
को पीकर तृप्त रहता है और जब लक वह न मिले, 


उसकी रटना लगाये रहता है। मगर चाहे जैसी गरमी 
पड़े, वह दूसरे जल को नही छूता या पीता है। इसी 
तरह प्रेमी जन अपने सच्चे और कुल्ल-मालिक के 
दर्शनों की आसा में उसके नाम को रटते रहते हैं और 
जब भाग से दर्शन मिल जाय, तब मगन हो जाते है। 
लेकिन और कोई पदार्थ उनकी लाग और लगन को 
हलका या ळीला नही कर सकता यानी तमाम रचना के 
भोग और बिलास पेश किये जावे या सिवाय धुर धाम 
के और कोई पद या स्थान रास्ते का उनको फतह हो 
जावे, तो भी पूरी शान्ति किसी तरह हासिल नही हो 
सकती और न प्यास और तड़प दर्शन जमाल कुल्ल 
की दूर हो सकती है।। 


| १? ]...... पॉचवभाग.... [९ | भाग 
उपदेश 


४३ - कुल्ल परमार्थी जीवों को मालूम होवे कि 
कोई काम ससारी या परमार्थी बगेर इन सब अगो में 
या बाजों में (जहाँ जैसी जरूरत है) बर्ताव करने के 
दुरुस्ती के साथ नहीं बन सकता और सच्ची दीनता 
और सच्ची लगन यानी शौक या मुहब्बत तो हर काम 
में दरकार है। इस वास्ते मुनासिब और लाजिम है कि 
परमार्थ के मुआमले में बे-परवाही और सुस्ती छोड़ कर, 
इन सब अंगों मे दुरुस्ती के साथ बर्ताव करे, तब कुछ 
फायदा नज़र आवेगा, नही तो बगेर सुरत और मन के 
सग के जो करतूत बन आवेगी, वह शुभ करनी का 
फल देगी। पर सच्चे परमार्थ का फायदा जो कि सुरत 
का निज धाम मे पहुँच कर विश्राम पाना और हमेशा को 
परम आनद का प्राप्त होना और जनम मरन के चक्कर 
से छूटना है, कभी नहीं हासिल होगा।। 


४४ - जिस कदर बाहरमुख करनी है वह शुभ कर्म 
में दाखिल हो सकती है। सिर्फ अतरमुख अभ्यास सुरत 
और मन की चढ़ाई का जीव के उद्धार में मदद दे 
सकता है और वह सुरत शाब्द मार्ग का अभ्यास है।। 


४५ - अब जो कोई इस बचन के मुवाफिक 
कार्रवाई करेगा वह अपनी हालत चढ़ाई की वक्तन 
फवक्तन यानी जब लब जाँच सकता है और इसी 
जिन्दगी में अपनी मुक्ति होती हुई परख सकता है और 
अखीर वक्‍त की तकलीफ को बचा सकता है।। 


४६ - जो कोई रस्मी परमार्थ में अटका रहेगा और 
सच्चे मालिक राधास्वामी दयाल का खोज और पता 


| ४२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


लगा कर, उनके धाम की तरफ चलने और चढ़ने का 
जलन सुरत शाब्द योग के मुवाफिक नहीं करेगा, वह 
हमेशा माया देश मे ऊँच नीच देश और ऊँची नीची 
जोनों में भरमता रहेगा ।। 


बचन तेरहवाँ 


परमाथी जीवो को भक्ति अग में सदा 
बर्ताव करना चाहिये और उसके साथ थोड़ा 
बैराग भी रखना चाहिये और दुनिया के कामो 
मे साधारन तौर पर बर्तना चाहिये, बहुत मोह 
और आसक्ति दुखदाई है।। 


१ - परमार्थी जीवो को भक्ति अग हमेशा कायम 
रखना चाहिये और उसके साथ थोड़ी बहुत बैराग की 
भी धारना चाहिये और अतर अभ्यास थोड़ा बहुत बिला 
नागा जारी रखना चाहिये । | 


२ - भक्ति में तीन बाते दरकार हैं, पहिले अपने 
भगवत यानी कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल को हर 
वक्‍त हाजिर और नाजिर समझना और दूसरे मालिक 
को सर्व समर्थ मानना और तीसरे इस बात का यकीन 
करना कि जो कुछ होता है, मालिक की मोज से होता 
है, बिना उसकी मौज के कुछ नहीं हो सकता और 
जिस कदर बने, मोज के साथ मुवाफकत करना ।। 

३ - इसी तरह बैराग की सम्हाल के वास्ते भी तीन 


बालो का ख्याल रखना चाहिये। पहिले यह कि सिवाय 
| मामूली और मुकर्रर बर्ताव के मन और इन्द्रियों को रस | 


| ३३] पाँच्वौँभाग [९ | भाग 


देने के वास्ते भोगों की चाह और तरंग न उठावे। दूसरे 
जो भोग अनिच्छित या परिच्छित प्राप्त होवें तो उनमें 
अहतियात के साथ बर्ताव करे, पर शर्त यह है कि वह 
भोगा ना-जायज़ और ममनूअ? न होवें। तीसरे जो भोग 
कि अनिच्छित या परिच्छित या मामूली तोर पर प्राप्त 
होवै, उनकी तृष्णा यानी ज्यादा तलबी न करे, क्योकि 
इसमें बधन और फिर बधन के सबब से दुख प्राप्त 
होगा और वह भक्ति मे खलल डालेगा।। 


४ - भक्ति में यह कायदा मुकर्रर है कि भक्त जो 
काम करे, वह अपने भगवत की मौज के आसरे करे 
और जेसा कुछ कि उसका नतीजा यानी फल होवे, 
उसको मजूर और कबूल करे और शिकायत न करे, 
क्योंकि जो शिकायत करी और नाराज हो गया लो 
भक्ति के बर्ताव में खलल पड़ेगा यानी प्रीत और प्रतीत 
जब लब रूखी और फीकी हो जावेगी। खुलासा यह कि 
जो मौज के साथ राजी रहा तो उत्तम दरजा है और 
साधारण तौर पर रहा यानी न राजी और न नाराज, 
वह मध्यम दरजा और जो नाराज़ हुआ और कुछ देर 
तक रूखा फीका रहा ओर फिर आपही सोच समझ कर 
सम्हल गया तो तीसरे दरजे की भक्ति रही।। 


५ - अब थोड़ा बयान उन तीन बातों का जो भक्ति 
अग कायम रखने के वास्ते जरूर हैं लिखा जाता है।। 


६ - पहिले, अपने स्वामी को हाजिर और नाजिर 
समझना | कुल्ल-मालिक सत्तपुरुष राधास्वामी दयाल 
घट २ मे शाब्द स्वरूप और प्रकाशा स्वरूप से हर वक्त 
मौजूद हैं और जो कुछ कि करनी जीव से बनती है, 


[ १-जिसकेवास्तेहुक्मनहीही | - जिसके वास्ते हुक्म नहीं है। 


| ९४ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


वह देख रहे है। इसी तरह संत सतगुरु भी अपने सूक्ष्म 
स्वरूप से, अपने निज सेवको के घट में मौजूद रहते 
हैं और उनकी कार्रवाई पर नजर रखते हैं। जो बात 
ना-पसद होती है (तो जो मौज हो) सेवक को जता देते 
हैं या अतर में प्रेरणा करके या बाहर से कोई मौज 
करके उसकी कार्रवाई बद कर देते है, नहीं तो अपनी 
गम्भीरता के स्वभाव से चुप हो रहते हैं।। 


७ - दूसरे, अपने मालिक को सर्व समर्थ मानना। 
मालूम होवे कि चेतन यानी रूह की धार सब जगह देह 
में फैली हुई हे और हर जगह कार्रवाई उसी की शक्ति 
से जारी है। जब कोई तरंग उठती हे, तो पहिले हिलोर 
मन के स्थान पर होती है और फिर वहाँ से धार रवाँ 
होकर उस इन्द्रिय के मुकाम पर आती है, जिसके 
वसीले से उस तरंग की कार्रवाई होनी चाहिये और 
फिर वह इन्द्रिय काम करती है। इस तरह जिस कदर 
कि कार्रवाई अग २ की देह मे होती हे, वह सब चैतन्य 
यानी सुरत की धारो की शक्ति से, जो कॅवलों और 
चक्रो से जारी हैं, होती है।। 

८ - इसी तरह बाहर ब्रह्मांड में भी कार्रवाई चेलन्य 
की धारों से हो रही है, जो बजाय कँवलों और चक्रों के 
सूरज और चाँद और तारागण से जारी हैं।। 

९ - तीसरे, जो कुछ होता है मालिक की मौज से 
होता है, जब कि यह बात साफ जाहिर और साबित है 
कि जिस कदर कार्रवाई रचना में हो रही हे, वह चैतन्य 
शक्ति की धार से होती है।। 

१० - कोई २ कार्रवाई मे जीवो के पिछले अगले 

कर्म भी अपना असर पैदा करते हैं यानी जहाँ कर्म की 


| ३३] पाँच्वौँभाग [९५ | भाग 


मुख्यता है या जो कर्म अपना आपा ठान कर अहकार 
के साथ किये जावे, वहाँ प्रेरना और तरंग का रूप कर्म 
अनुसार बनता है।। 


११ - जहाँ अपने स्वामी की मौज और दया का 
आसरा लेकर निर-अहकार कर्म किया जाता है, वहाँ 
प्रेरक मालिक की मौज है। फिर जो फल या नतीजा 
ऐसी कार्रवाई से पैदा होवे, वह मालिक का हुकुम 
समझा जाता है और उसके साथ सेवक बहुत ख़ुशी के 
साथ मुवाफकल करता है।। 


१२ - जब कभी मौज से कोई कर्म उलटा बन 
आता है या किसी कर्म का फल उलटा हो जाता है, तो 
भी सेवक को उसे मालिक की मौज और मसलहत 
समझ कर, उसके साथ जेसे बने तैसे मुवाफकल 
करना चाहिये। | 


१३ - जेसे यह एक मनुष्य की कार्रवाई का हाल 
लिखा गया, इसी तरह देशो और लोको की कार्रवाई 
की कैफियत समझना चाहिये यानी वहाँ कौम और 
कौमों या कुल्ल प्रजा के कर्म प्रेरक होते हैं और प्रेमी 
जन के वास्ते कुल्ल कार्रवाई मालिक के हुक्म और 
मौज से प्रकट होती है।। 


१४ - अब थोड़ा बयान उन तीन बातों का जो 
बैराग से लाल्लुक रखती है, किया जाता है।। 

१५ - पहिले, गेर-मामूली और गैर-ज़रूरी भोगो की 
चाह न उठाना। भक्तिवान और प्रेमीजन को मुनासिब है 
कि फिज़ूल और गैर-मामूली भोगो की चाह या गुनावन 
न उठावे, क्योंकि इसमें मन पुष्ट होता है और बारम्बार 


| ५६ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


चाह उठाने की आदत उसको पड़ती हे कि जो परमाथी 
अभ्यास और सतगुरु के सलसग मे खलल डालेगी । | 


१६ - ऐसा कहा है कि किसी एक भोग की बारम्बार 
चाह उठाने और गुनावन करने से, उसका एक बार 
भोग लेना बेहतर है, बशरते कि ना-जायज़ और ना-मुनासिब 
न होवे, क्योकि हर बार गुनावन करने से उस भोग की 
आसा और तृष्णा मन में मजबूत होकर बस जावेगी, 
यहाँ तक कि फिर उसका निकालना कठिन हो जावेगा। 
इसी तरह जब कितने ही भोगो का ख्याल मन में बसे 
या गुनावन रूप होकर मन को उसी ख्याल मे लगाए 
रकखें तो फिर रफता रफता बहुत सा वक्‍त इसी काम 
में सफ होगा और भजन और सतसंग के वास्ते फ़ुर्सत 
कम मिलेगी और फिर परमार्थी कार्रवाई बहुत कम 
होजावेगी और संसारी स्वभाव भी नहीं बदलेगा ।। 


१७ - दूसरे, अनिच्छित और परिच्छित भोगो में 
अहतियात के साथ बर्तना । अनिच्छित भोग वह हैं, जो 
बगेर इरादे के मौज से प्राप्त हों और परिच्छित, जो 
बगेर अपनी ख्वाहिश के, दूसरा शख्स मुहब्बत या 
मेहमानदारी के तौर से सनमुख लावे। इन भोगों में 
बशर्ते कि ना-जायज़ और ना-मुनासिब न होवे, अहतियात 
के साथ बर्ताव करना चाहिये यानी थोड़ा इस्तेमाल 
उनका करे और लिप्त न होवे ओर दुबारा उनके भोगने 
की चाह न उठावे । जिस किसी की जिल्ला इन्द्रिय थोड़ी 
बहुत काबू में है, उससे ऐसी अहतियात बन पड़ेगी और 
जो कोई होशियारी के साथ अपनी इन्द्रियों को भोगों 
की तरफ से रोकता और सम्हालता रहता हे, उसका 
बर्तावा भी दुरुस्ती और अहतियात के साथ जारी रहेगा, 


| १३] पाँच्वौँभा [९ | भाग 


लेकिन इन दोनों हालत में सत सतगुरु की दया सग 
होनी चाहिये। बगैर दया के मन और इन्द्रियां अपना 
जोर दिखला कर, जीव के इरादे को पूरा नहीं होने 
देंगी और किसी किस्म का विघ्न डाल कर उसकी 
अहतियाल को तोड़ देगी ।। 


१८ - सच्चे परमार्थ की कमाई और उसके सजमों 
की सम्हाल बगैर मदद सतसंग और दया सत सतगुरु 
के मुशकिल है। इस वास्ते पहिले संत सलगुरु का 
खोज और फिर उनका सलसग चेत कर और उनकी 
जुक्ति यानी सुरत शब्द मार्ग का अभ्यास करना ज़रूर 
है। नहीं तो जो कार्रवाई की जावेगी, वह हठ के साथ 
त्याग में दाखिल होगी और उसका फल बजाय भक्ति 
और प्रेम के सिफ शुभ कर्म का मिलेगा ।। 


१९ - तीसरे, भोगो की तृष्णा न करना । मन का 
ऐसा अग और स्वभाव है कि जो भोग या काम इसको 
रसीला मालूम होता है, तो बार बार उस भोग के प्राप्ति 
या उस काम के करने की इच्छा और गुनावन उठाता 
है और जो प्राप्ति नहीं होती है तो दुखी होता है। यह 
आदत और स्वभाव सच्चे परमार्थ की कमाई में बहुत 
खलल डालता हे, क्योंकि परमार्थी के मन को अनेक 
भोगो और कामो में बाँध कर, गुनावन और तरगों के 
चक्कर मे डालता हे और उसके अभ्यास को गदला और 
मलीन करता है और दुरुस्ती के साथ बनने नही देता, 
इस वास्ते ऐसे स्वभाव का काटना बहुत जरूर है और 
इसी स्वभाव को भोगों मे बंधन और आशक्ति कहते हैं, 
जिससे सच्चे परमार्थी को परहेज करना लाजिम और 

मुनासिब है। । 


| ४८ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


२० - सच्चे परमार्थी को सब कामो में और खास 
कर ससारी और व्यवहारी कामों मे, साधारण तौर पर 
बर्तना चाहिये। जबर पकड़ या बधन या अहकार किसी 
खास काम मे ना-मुनासिब है, क्योकि मन को जहाँ तक 
मुमकिन होवे, झगड़ों बखेड़ौ से न्यारा रखने में परमार्थी 
का बड़ा फायदा है और लिप्त होने में नुकसान है। 


२१ - अब मालूम होवे कि जिस किसी का भक्ति 
अंग में बर्ताव दुरुस्त है यानी अपने स्वामी को हर दम 
हाजिर नाजिर जानता है और उसकी मौज मे राजी 
रहता है या उसके साथ जेसे बने तैसे मुवाफकत करने 
में कोशिश करता है, उसको बाकी के सब अंगों में 
दुरुस्ती के साथ बर्लने में कुछ दिक्कत नहीं होगी यानी 
उसका बैराग भी सही और प्रीत प्रतीत कुल्ल-मालिक 
और सन्त सतगुरु के चरनों मे भी दुरुस्त और मजबूत 
होगी और फिर वह भक्ति के सर्व अंग में दया और मेहर 
से, साथ दुरुस्ती और अहतियात के, बर्ताव करेगा ।। 


बचन चौदहवो 


बगेर गुरु भव्ति और बिना गुरु चरन 
पकड़ के चलने और चढ़ने के निज धाम की 
तरफ, सच्चा और पूरा उद्धार हरगिज़ मुमकिन 
नहीं है और जिन मतों में यह भेद और भक्ति 
और अभ्यास नहीं जारी है या इसकी खबर 
भी नहीं है, उनमें जीव का सच्चा कल्यान 
किसी सूरत में नही हो सकला।। 


| १४ ]....  पॉचवभाग.... [९ | भाग 
१ - मालूम होवे कि पिछले वक्त में हिन्दुओं में 
उपाशना वालों ओर मुसलमानों में तरीकतवालों के मत 
में गुरु की महिमा ज़्यादा थी। लेकिन जब से कि 
अन्तरमुख अभ्यास चढ़ाई मन और सुरत का गुप्त और 
मौक़्फ हो गया और बजाय उसके पूजा मूरतों और 
कबरों और किताबों और दूसरे निशानों वगेरा की 
ब-कसरत जारी हुई, तब से गुरु भक्ति की महिमा भी 
गुप्त हो गई ।। 
२ - हिँदुओ और मुसलमानों में गुरु की महिमा इस 
तौर पर वर्णन करी है।। 
हिंदुओं का कौल 
गुरूर्ब्रह्मा गुरूर्विष्णुर्गुरुर्देव महेश्वर: | 
गुरूरेव पर ब्रह्म तस्मे श्रीगुरवे नमः।। 
अर्थ - गुरु स्वरूप को ब्रह्मा विष्णु और महेश और 
ख़ुद पार-ब्रह्म समान मानना चाहिये और ऐसे गुरु को 
बारम्बार नमस्कार है।। 
कौल दूसरा 
ब्रह्मवित्‌ ब्रह्मैव भवति 
अर्थ - ब्रह्म का साक्षात जानने वाला आप ही ब्रह्म 
है।। 
मुसलमानों का कौल 
मस्जिदे हस्त अंदरूने औलिया। 
सिज्दागाहे जुमला हस्त आँ जा ख़ुदा।। 
अर्थ - औलियाओ का हृदय मसजिद है और वहाँ 
सब को चाहिये की सिज्दा करें । | 
कौल दूसरा 
चूँकि करदी जाते मुर्शिद रा कबूल। 
हम ख़ुदा दर जातश आमद हम रसूल।। 


| १०० ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


अर्थ - जिसको लुम ने सतगुरु माना, उसके अन्तर 
में खुदा और पैगम्बर दोनो आ गये।। 
कौल तीसरा 
गुफ्त पैगम्बर कि हक फरमूदा अस्त। 
मन न गुजम हेच दर बाला व पस्त।। 
दर जमीनो आसमानो अर्श नीज़। 
मन न गुजम ई यकी दाँ ऐ अजीज़।। 
दर दिले मोमिन बिगुजम ई अजब। 
गर मरा ख्वाही अजाँ दिलहा तलब।। 
अर्थ - पैगम्बर साहब ने कहा है कि ख़ुदा ने 
फरमाया है कि मैं ऊँचे नीचे देश में नहीं समाता और 
न जमीन और आसमान और अर्श वगैरा में समाता हूँ। 
लेकिन यह अचरज है कि प्रेमी जन के हृदय में समाता 
हूँ और जो कोई मुझ को चाहे तो उनसे माँगे।। 
कौल चौथा 
चूँ तु ख्वाही हम-नशीनी बा-ख़ुदा। 
रौ तो बिनशी दर हुजूरे औलिया।। 
अर्थ - जो कोई कि चाहे कि मालिक के सन्मुख 
बैठे उसको चाहिये कि औलिया यानी महात्मा के 
रू-ब-रू बैठे | 
कौल पाँचवाँ 
“उजा तमउल फकर फहो अल्लाहो” 
अर्थ - जिसका फकीरी का दरजा पूरा हुआ है, 
फिर वही अल्लाह है।। 
३ - संतों ने भी गुरु की महिमा ऐसी ही बल्कि 
इससे ज़्यादा कही है और गुरु भक्ति पर वास्ते उद्धार 
जीव के ज्यादा जोर दिया है।। 


| ३४] पाँच्वौँभाग [ १०१ | भाग 

४ - अब इस वक्त मे कि विद्या और बुद्धि का 
विस्तार ज्यादा से ज़्यादा हो रहा है और बहुत से नये 
मल आलिमो और आकिलो ने जारी किये हैं ओर जिन 
में अंतरमुख अभ्यास का कुछ जिक्र भी नही है, गुरु की 
खास जरूरत बिल्कुल नहीं समझी जाती है, बल्कि 
जहाँ कोई खास और शाज़ जगह गुरु भक्ति थोड़ी बहुत 
जारी है, यह लोग और इनके बचन को मानने वाले, 
उस सच्ची भक्ति और प्रेम को देख कर अचरज करते 
है और ब-सबब बे-ख़बरी उसके भेद के गुरु भक्तों को 
नादान और ओछा समझते है और उनकी चाल ढाल 
और गुरु के साथ दीनता और प्रीत के साथ बर्ताव पर 
तान मारते हैं ओर हँसी उड़ाते हैं।। 


५ - जो लोग कि कर्मकान्डी और शरीअत के 
पाबद हैं, उनके मत में भी गुरु की कुछ जरूरत नहीं 
है। पंडित और मौलवी जो कि थोड़ी बहुत विद्या पढ़े 
होते हैं, किताब के मुवाफिक कर्म कराने के वास्ते 
काफी समझे जाते हैं। । 


६ - इसी तरह जो विद्यावान इस जमाने में ज्ञानी 
और सूफी बन गये हैं और अपने लई ब्रह्मा और ख़ुदा 
मानते हैं, गुरु को कुछ नही समझते । यह लोग सच्चे 
ज्ञानी और सच्चे सूफियों की नकल करते हैं यानी 
उनके बचनों को पढ़ कर और विद्या बुद्धि से उनका 
मतलब समझ कर, अपने लई ब्रह्म ओर ख़ुदा मान बैठे 
हैं और असल मे एक कदम भी उस रास्ते पर, जहाँ 
होकर सच्चे ज्ञानी और सूफी अभ्यास करके ब्रह्म और 
ख़ुदा के मुकाम तक पहुँचे, नही चले। सिफ उनकी 
बातें सीख कर आप भी वैसी ही बाते बनाने लगे और 
असल में मन और इच्द्रियों के काबू में पड़े हैं। । 


| १०२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


७ - जो कि बाहरमुख निशानों के पूजने वाले लोग 
कसरत से हैं और विद्यावानों में ज्ञानी और सूफी 
कसरत से बन बैठे हैं और कोई २ नास्तिक हैं यानी 
मालिक की मौजूदगी के कायल नहीं हैं, इस सबब से 
बहुत थोड़े आदमी हैं कि जो मालिक से मिलने और 
उसके दर्शनों की चाह रखते हैं। और ऐसे शरूसों को 
बगैर पूरे गुरु के चेन नही आवेगा यानी रास्ता और 
तरीका मिलने का और भेद कुल्ल-मालिक और उसके 
धाम का, सिफ पूरे गुरु से ही मिल सकता है, दूसरा 
उस भेद और रास्ते और चलने की जुगल से वाकिफ 
नही है । । 

८ - अब आम तौर पर कुल्ल जीवों से पुकार कर 
कहा जाता है कि जो अपने सच्चे उद्धार का रास्ता 
जारी करना चाहो तो जो बचन कि आगे लिखा जाता 
है उस के मुवाफिक थोड़ी बहुत कार्रवाई करो, नही तो 
जनम मरन और दुख सुख का चक्कर कभी नहीं 
मिटेगा ओर कुल्ल-मालिक का दर्शन और परम आनद 
की प्राप्ति यानी उसके आदि धाम मे बासा, कभी नही 
मिलेगा | | 


९ - पहिले, गुरु शब्द का अर्थ यानी मतलब बयान 
किया जाता है ओर वह यह है कि गुरु उसको कहते हैं 
कि जो अंधेरे मे चाॉँदना करे और धुर पद यानी 
कुल्ल-मालिक के धाम का रास्ता और चलने की जुगल 
बला कर वहाँ पह्ुुंचावे | । 


१० - अब मालूम करो कि जब तक कि रचना शुरू 
नहीं हुई थी, कहीं अंधकार और कहीं धुन्धकार था और 
सब अपने हाल से बे-खबर थे यानी ख्वाब-गफलत और 


| ३४] पाँच्वौँभाग [?०३ | भाग 


अजान की नीद में सोये हुए थे, सिर्फ कुल्ल-मालिक 
अनामी पुरुष राधास्वामी, जो कि महा प्रकाश और महा 
प्रेम और महा ज्ञान और महा चेतन्यता और महा 
आनन्द का भण्डार है, जागता था और अपने मे आप 
मुतवज्जह और मगन था।। 

११ - उस अनामी पुरुष से आदि धार प्रकट हुई, 
जिसने चाँदना किया और शोर जहूर का मचाया। इसी 
धार ने किसी फासले पर ठहर कर और मडल बाध कर 
रचना करी। फिर वहाँ से दूसरी धार प्रकट होकर नीचे 
उतरी और उसने ब-दस्तूर रचना करी। ऐसे ही हर 
एक ठेके और मुकाम से धार उतरती और रचना करती 
चली आई और इस देह में आँख के मुकाम पर ठहर 
कर और यहाँ की रचना करके देह और दुनिया का 
कारोबार करने लगी और मन और इन्द्रिय का सग 
करके और भोगों और पदार्थो में आशक्त होकर, दुख 
सुख भोगने लगी और जो कि देह माया के मसाले की 
बनी हुई है और हमेशा बदलती रहती है, इस सबब से 
एक देह को छोड़ना और दूसरी पैदा करके उस में 
प्रवेश करना यानी जनम मरन का चक्कर जारी हो 
गया | | 


१२ - जो धार कि आदि में प्रकट हुई, वही शब्द 
और चैतन्य की धार है और उसी का नाम “राधा” और 
अनामी पुरुष का नाम जिसमें से वह धार निकली, 
“स्वामी” है। जिस कदर कि इस धार का विस्तार होता 
गया, उसी कदर शब्द और चेैतन्यता रचना करती हुई 
फैलती गई | । 


१३ - अब समझना चाहिये कि यही धार जो आदि 
।४ मे प्रकट हुई और नीचे उतरती चली आई, अनामी | 


| १०४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


पुरुष राधास्वामी के चरन की धार है और ख़ुद अनामी 
पुरुष राधास्वामी गुरु हैं यानी उन्ही से आदि में चाँदना 
हुआ और जो चैतन्य और शब्द की धार उन से प्रकट 
हुई और चॉदना करती चली आई, गुरु का चरन है। 
यही धार उलट कर स्वामी के चरन मे पहुँच कर समा 
सकती है। । 


१४ - इस तरह तमाम रचना गुरु के चरन की 
चैतन्य शक्ति से प्रकट हुई और उसी की ताकत से 
कायम है और चरन की धार के खिच जाने से उस का 
अभाव हो जाता है।। 


१५ - यही चरन की धार कुल्ल शक्तियो और रसों 
और स्वादो और इल्मो और इुनरों और रूपों और 
सूरतो ओर रोशनी वगैरा २ और कुल्ल रचना की भडार 
और करतार है।। 


१६ - जो सुरत उलट कर इस धार से लगी, वही 
एक दिन निज भडार मे पहुँचेगी यानी स्वामी से मिलेगी 
और जो कोई सुरत, और धारों से जो माया की 
मिलोनी के बाद जारी हुई हैं, मिलेगी, वह हमेशा माया 
देश मे भरमती रहेगी ।। 


१७ - अब गौर करके विचारो कि जब तक भेद 
निज घर और रास्ते का और जुगत चलने की दरियाफ्त 
करके, इस धार यानी गुरु चरन को पकड़ के न 
चलेगा, तब तक धुर धाम मे पहुँचना और परम आनद 
को प्राप्त होना किसी सूरत में मुमकिन नही है और भेद 
और जुगल चलने की संत सतगुरु से मालूम होवेगी ।। 


१८ - संत सतगुरु उनका नाम है कि जो घुर धाम 
यानी अनामी पुरुष के स्थान से उतर कर, वास्ते 


| ३४] पाँच्वौँभाग [ १०५ | भाग 
उपकार और उद्धार जीवों के पिड में आये और भेद 
रास्ते का और तरकीब चलने की जीवों को समझा कर 
और उसका अभ्यास करा कर अनामी पुरुष राधास्वामी 
के धाम में पहुँचाते हैं।। 

१९ - संत सतगुरु कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल 
के प्यारे पुत्र और मुसाहब खास हैं और कभी कभी वह 
मालिक आप भी सत सतगुरु रूप धारन करके इस 
लोक में प्रकट होता है।। 

२० - जिस जीव या सुरत को कुल्ल-मालिक या 
सन्त सतगुरु निज धाम मे पहुँचाने की नज़र से उपदेश 
देकर अभ्यास करावे और जब करीब निस्फ रास्ते के 
तै हो जावे, उसको “साध गुरु” कहते है और जो घुर 
पहुँच जावे, उसको “सन्त” कहते हैं।। 


२१ - अब समझना चाहिये कि पहिले सन्त सतगुरु 
से मिलना और उनका सलसग करना जरूर है और 
फिर उनसे उपदेश लेकर अन्तर में अभ्यास करना 
चाहिये यानी शब्द की धुन और धार को पकड़ के, निज 
देश की तरफ चलना और चढ़ना चाहिये और जो शब्द 
की धार है, वही चरन की धार है।। 


२२ - ऊपर के लिखे से जाहिर हे कि जो कोई 
सच्चा और पूरा उद्धार चाहे, उसको गुरु भक्ति करना 
निहायत ज़रूर है। बाहर सन्त सतगुरु का सतसग और 
उनकी भक्ति और सेवा और अन्तर में कुल्ल-मालिक 
की भक्ति जो आदि गुरु है और जो सन्त सतगुरु का 
निज रूप है और उसके चरन यानी शब्द की धार का 
सग और सेवा । | 


| १०६] प्रेमपत्रराधास्वामी [ बचन | पत्र राधास्वामी 


२३ - सन्त सतगुरु की भक्ति बाहर के बधन 
काटेगी और ढीला करेगी और अन्तर में चलने और 
चढ़ने में मदद देगी और अन्तर में शाब्द भक्ति झीने 
बधन काटेगी और ढीला करेगी और कुल्ल-मालिक 
और सन्त सतगुरु के चरनो मे प्रीत और प्रतीत बढ़ावेगी 
और रास्ता तै करने में जल्दी और आसानी होवेगी । | 


२४ - यह दो किस्म की भक्ति यानी अन्तर और 
बाहर हर एक जीव को, चाहे औरत होवे या मर्द, शोक 
के साथ करनी चाहिये, लब जीव का सच्चा और पूरा 
कल्यान होना मुमकिन है। नही तो सब के सब माया के 
घेर मे पड़े रहेंगे और उससे छुटकारा होना मुशकिल 
है।। 


२५ - कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल फरमाते हैं 


कि जिस मत में गुरु और शब्द भक्ति का उपदेश नही 
है और सुरत और मन की चढ़ाई का अन्तरमुख 
अभ्यास नहीं है, वह मत खाली और थोथा है और उस 
मल में किसी जीव का सच्चा और पूरा उद्धार नही 
होगा । | 

२६ - जो कोई सिवाय सच्चे गुरु ओर कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल के और किसी की भक्ति करेगा, वह 
भक्ति शुभ कर्म मे दाखिल होगी और उसका फल चद 
रोज का सुख इस लोक मे या स्वर्ग लोक वगेरा मे मिल 
जावेगा । पर सच्चे मालिक का दर्शन और उसके धाम 
की प्राप्ति हरगिज नहीं होगी और इस वास्ते सच्चा 
उद्धार भी नही होगा और न कुल्ल-मालिक के चरनों 
का सच्चा प्रेम मन में आवेगा।। 


| ३४] पाँच्वौँभाग [ १०७ | भाग 


२७ - अब मालूम होवे कि सिर्फ राधास्वामी मत 
और संगत में यह दो किस्म की भक्ति जारी है। जो 
कोई सच्चा खोजी और ददी होवे, उसको वहाँ से कुछ 
दिन सलसग करके, भेद और उपदेश इस भक्ति का 
मिल सकता है और उसके मुवाफिक अभ्यास करके, 
कोई दिन में अपने जीव का थोड़ा बहुत कारज बनता 
हुआ इसी जिन्दगी मे देख सकता है यानी कुल्ल-मालिक 
सत्त पुरुष राधास्वामी दयाल और सत सतगुरू के 
चरनों की प्रीत उसके हृदय में बसती और बढ़ती 
जावेगी और ससार और उसके सामान का प्यार और 
भाव आहिस्ता २ घटता जावेगा और अभ्यास में भी जब 
तब कुछ रस और आनंद मिलता जावेगा और 
कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु की 
दया और रक्षा के परचे अंतर और बाहर नजर आवेगे । | 


२८ - सिवाय उन फायदो के जो ऊपर की दफा मे 
लिखे गये, राधास्वामी मत के अभ्यासी को बहुत बड़ा 
फायदा यह होगा कि जिन्दगी मे जिस कदर उसका 
अभ्यास बढ़ा हुआ होगा, देह ओर दुनिया के दुख सुख 
ब-निस्बत दुनियादारो के कम व्यापेगे और अखीर यानी 
मरने के वक्त बजाय महा कष्ट और क्लेश पाने क, 
उसको अंतर में निहायल दरजे का आनद, शाब्द के 
प्रकट होने और प्राप्ति दर्शन का, हासिल होगा कि 
जिसका थोड़ा बहुत निशान मरने के बाद भी उसके 
चेहरे से जाहिर होगा यानी उसका चेहरा बजाय मुर्दनी 
छाये हुए और भयानक हो जाने के, किसी कदर नूरानी 
और खिला हुआ और सुहावन दिखलाई देगा। यह 
फायदा किसी जीव को बगेर थोड़ा बहुत अतर अभ्यास, 


| १०८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


सिमटाव और चढ़ाई मन और सुरत के (जेसा कि 
राधास्वामी मत में जारी है) हासिल नहीं हो सकला ।। 


२९ - समझवार और विचारवान जीवों को गौर 
करना चाहिये कि यह किस कदर बढ़की बात है कि 
जिससे जीते जी अपने उद्धार और एक दिन मालिक 
के धाम में पहुँचने और दर्शन की प्राप्ति का थोड़ा बहुत 
सबूत इसी देह में मिल जाता है। किसी मत में ऐसा 
भारी फायदा इस कदर आसानी के साथ हासिल होना 
मुमकिन नहीं है।। 


३० - जिस किसी को इस बचन का यकीन न आवे 
यानी गुरु और शाब्द भक्ति की महिमा और फायदा 
उसके चित्त मे न समावे, तो उसको समझाया जाता है 
कि आँख के मुकाम मे तुम्हारी जाग्रत के वक्‍त बैठक है 
और इस स्थान से हर रोज़ नीद के बस सूक्ष्म और 
कारन शरीर में स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था का बर्ताव 
कर रहे हो और तीनों हालत यानी जाग्रत, स्वप्न और 
सुषुप्ति अवस्था की कैफियत और उनकी आपस में 
फर्क की जाँच कर रहे हो यानी देह और दुनिया की 
चिन्ता और दुख सुख और मुहब्बत और दुश्मनी सिर्फ 
जाग्रत अवस्था मे व्यापली है और आख के मुकाम से 
रूह की धार के सरकने पर जरा भी उसका असर नही 
रहता और स्वप्न अवस्था में सुरत अपनी ताकत से 
सामान पैदा करती है और उनका रस लेती है, उस 
वक्त बाहर कोई पदार्थ मौजूद नहीं होता और स्थूल 
मन और इन्द्रियाँ बेकार होते हैं और जब कभी सख्त 
बुखार आता है या हालत गाश की या कोई और सरबत 
बीमारी होती है, उस वक्त आँखों यानी पुतलियों का 


| ३४] पाँच्वौँभाग [ १०९ | भाग 


खिंचाव ऊपर और अन्दर की तरफ होता है और उसके 
साथ ही बेहोशी गालिब हो जाती है और इसी तरह 
अखीर वक्‍त यानी मौत के समय, जब नीचे से खिंचाव 
होता हुआ आँखों की पुतलियाँ सिमटती और खिंचती 
हैं, तब मौत होती है।। 

३१ - अब इन सब हालतो से साफ जाहिर हे कि 
मरने के वक्‍त रूह के जाने का रास्ता, आँख के स्थान 
से भीतर और ऊंचे की तरफ है ओर जब किसी बीमारी 
मे थोड़ा खिंचाव रूह का होता है यानी कुछ आँखे चढ़ 
जाती हैं, तो फोरन बेहोशी और गफलत पैदा हो जाती 
है और ज़्यादा खिंचाव में देह और दुनिया की सुध 
बुध भी नहीं रहती, बल्कि शीशी सुँघा कर डाक्टर लोग 
देह को काट देते हैं और उसकी जीव को खबर भी 
नहीं होती। इस वास्ते कुल्ल जीवों को मुनासिब और 
लाजिम है कि जिस रास्ते पर मरने के वक्‍त काल 
जबरदस्ती घसीट कर दुख देता हुआ ले जावेगा, उस 
रास्ते पर इसी जिन्दगी में चलने का जतन शुरू करना 
चाहिये, ताकि अखीर वक्‍त पर तकलीफ न होवे, बल्कि 
आनन्द और सरूर प्राप्त होवे और तरकीब इस रास्ते 
पर चलने की सिर्फ राधास्वामी मत में मौजूद है और 
उसका उपदेश आम तौर पर जारी हे ओर सच्चे खोजी 
और ददी को सहज में मिल सकता है और उसका 
फायदा चंद रोज के अभ्यास में देख सकता है।। 

३२ - जो कोई इस बचन को मानेंगे यानी बाहर से 
सन्त सतगुरु का सतसंग और भक्ति और अन्तर में 
शब्द का अभ्यास प्रेम के साथ करेंगे, वे इसी जिन्दगी 

में थोड़ा बहुत उसका फायदा देखेंगे, और मरने के 


| ११० ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


वक्त, और भी बाद छोड़ने देह के, सुख पावेगे और जो 
बे-परवाही और नादानी से इस बचन को नही मानेंगे 
यानी अतर और बाहर सच्चे मालिक और सत सतगुरु 
की भक्ति नहीं करेंगे, तो उनको इसी जिंदगी मे कोई 
सहारा और सहाई नही मिलेगा और न मरने के वक्त 
पर उनका महा कष्ट और क्लेश से बचाव होगा और 
न बाद मरने के सच्चा सुख स्थान मिलेगा यानी इन 
सब वक्तो पर सर्त तकलीफ और दुख भोगते रहेंगे 
और जनम मरन का चक्कर बद नहीं होगा।। 


बचन पन्द्रहवोँ 
और मतों मे उद्धार के वास्ते मेहनत 


और तकलीफ ज़्यादा और फायदा बहुत कम 
और राधास्वामी मत मे थोड़ी मेहनत और 
तवज्जह से फायदा बहुत हासिल हो सकता 
है और सच्चे उद्धार का रास्ता जारी हो 
जाता है।। 

१ - जितने मत कि दुनिया में जारी हैं, उन सब में 
कोई न कोई साधन वासते प्राप्ति मुक्ति के वर्णन किया 
है, पर सच्ची मुक्ति की कैफियत और उसके हासिल 
होने की जुगल से सब बे-खबर हैं और हर चन्द बाजे 
बाजे साधन, किसी किसी मत मे बहुत कठिन और 
सख्त मेहनत-तलब हैं, पर उनसे फायदा बहुत कम 
होता है और मुक्ति पद का रास्ता बिल्कुल नहीं चलता ।। 


| ३५] पाँच्वौँभाग [ १११ | भाग 


२ - पहिले तो बहुत कम जीव उन कठिन साधनों 
को शुरू करते हैं और उनमें से बहुत कम जीवों से वे 
साधन थोड़े बहुत बन पड़ते हैं और फायदा उनका 
सिवाय थोड़ी सफाई तन और मन के और कुछ मालूम 
नही होला ।। 

३ - दूसरे यह कि जिन जीवों से वह साधन थोड़े 
बहुत बन पड़ते है, वे निहायत अहकारी और आभिमानी 
हो जाते हैं और आइन्दा उनको खोज सतगुरु और 
शौक तरक्की अपनी कार्रवाई का नहीं रहता ।। 

४ - तीसरे यह कि बाजे मतों में जहाँ विद्या और 
बुद्धि का प्रचार ज्यादा है, गुरु की कोई खास जरूरत 
या कदर नहीं समझी जाती और बाजे साधारन तौर पर 
बर्ताव जारी रखते हैं। लेकिन जो महिमा और सिफ्त 


गुरु की सतो ने वर्णन की है, वह किसी के चित्त में नही 
ठहरती और इस सबब से पूरे गुरु में भाव उन लोगों 
को नहीं आता और सच्चे मालिक और सच्चे उद्धार के 
तरीके से बे-खबर रहते हैं।। 


५ - बर-खिलाफ इसके सत अथवा राधास्वामी मत 
में कुल्ल-मालिक और संत सतगुरु की महिमा ज्यादा 
से ज्यादा वर्णन की है और फिर भी उसका भेद और 
सिफ्त जैसा कि चाहिये, बयान करने में नहीं आ सकती 
और इसी तरह सुरत शब्द योग की महिमा भी बहुत 
भारी की है, पर लोग उसके भेद से वाकिफ नही हैं।। 

६ - संत सतगुरु उनका नाम है कि जो धुर स्थान 
से वास्ते उद्धार जीवों के आये या अभ्यास करके घुर 
स्थान पर पहुँचे हैं और कुल्ल-मालिक से मिले हैं।। 


| ११२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


७ - सुरत शाब्द योग मतलब उस अभ्यास से है कि 
जिसमें अंतर में तवज्जह करके शाब्द सुना जाता है 
और उसकी धार को पकड़ करके सुरत ऊपर को 
चढ़ाई जाती है और यह शाब्द की धार धुर स्थान से 
निकल कर और जहाँ तहा रास्ते में ठेके लेती हुई पिंड 
मे उत्तर कर नेत्र के स्थान पर ठहरी है और सत 
सतगुरु से भेद और जुगत लेकर और उनकी मेहर 
और दया से अभ्यास करके धुर पद को, शब्द को 
सुनती हुई, उलट जाती है।। 


८ - जो कि सुरत का उतार चैतन्य की धार के 
संग जो कि शब्द की धार है, हुआ है, इस वास्ते उसी 
धार को पकड़ के यानी शाब्द को सुनते हुये चल कर 
चढ़ाई मुमकिन है। । 

९ - जो कि आदि में कुल्ल-मालिक के चरनो से 
शब्द की धार प्रकट हुई और वह धार उतरती हुई पिड 
मे आई, इस वास्ते उस शाब्द या चैतन्य की धार को 
पकड़ के घर को उलट सकती है। और कोई रास्ता 
धुर घर में जाने का नही है।। 


१० - सुरत शाब्द मार्ग का अभ्यास बिना उपदेश 
और दया संत सतगुरु के, जो कि निज भेदी उस 
मुकाम और रास्ते के हैं, बन पड़ना बहुत मुशकिल 
बल्कि नामुमकिन है। इस वास्ते सब जीवों को जो 
सच्चा उद्धार चाहे, मुनासिब और लाजिम है कि पहिले 
संत सतगुरु के सतसंग में जावें और उनसे उपदेशा 
लेकर अभ्यास शुरु करें और बाहरमुख पूजा मूर्ति और 
निशानो वगेरा की न करे। 


| ३५] पाँच्वौँभाग [?१३ | भाग 


११ - जो और मतो में बाहरमुख साधन अनेक तरह 
के वर्णन किये हैं, उनका लाल्लुक या संबंध अंतर में 
सुरत की धार के साथ नहीं है, इस सबब से वह करनी 
सिर्फ शुभ कर्म का फल दे सकती है।। 


१२ - इसी तरह जो साधन हठ योग के वर्णन किये 
हैं और उनके करने में जीवों को निहायत दरजे का 
कष्ट और क्लेश होता है, उनका भी कोई संबंध घट में 
शब्द की धार के साथ नहीं मालूम होता। इस वास्ते यह 
सब साधन सिर्फ मन और डुंद्रियों की सफाई का 
फायदा किसी कदर देते हैं, पर सुरत और मन की 
चढ़ाई का फायदा उनमें कतई नहीं है। 


१३ - राधास्वामी या सल मत में साफ हिदायत है 
कि बगैर गुरु और शब्द भक्ति के किसी सूरत में सच्चा 
और पूरा उद्धार जीव का मुमकिन नहीं है यानी बाहर 
सत सतगुरु का सतसंग और सेवा और अंतर में भजन 
यानी शब्द का एकाग्र चित्त होकर सुनना।। 

१४ - इस उपदेश के मुवाफिक कुल्ल जीवो को, 
जो अपने जीव का सच्चा कल्यान चाहे, कार्रवाई करना 
सुनासिब और लाजिम है।। 


१५ - सुरत शब्द का अभ्यास इस कदर आसान है 
कि लड़के जवान बूढ़े औरत और मर्द जो थोड़ा भी 
शौक रखते हों सहज मे कर सकते हैं और सजम भी 
उसके आसान हैं कि जिनकी सम्हाल हर शख्स बिला 
तकलीफ कर सकता है।। 


१६ - जो कि सुरत की बैठक जाग्रत अवस्था में 
आँखों के स्थान पर है और वहीं बैठ कर देह और 


| ११४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 

दुनिया के काम किये जाते हैं और दुख सुख और 
चिन्ता और फिक्र के व्यापने का यही स्थान हे, इस 
वास्ते जब तक कि सुरत इस स्थान को नही छोड़ेगी 
और शाब्द के वसीले से चढ़ कर अपने निज घर मे जो 
कुल्ल-मालिक का धाम है, न जावेगी, तब तक परम 
आनद को प्राप्त न होवेगी और जनम मरन का चक्कर 
नहीं छूटेगा और यह चढ़ाई बगैर सतो की जुगत यानी 
सुरत शाब्द मार्ग के अभ्यास के मुमकिन नही है।। 


१७ - जो काम कि मन और सुरत की चढ़ाई में 
मदद न देवे, वह जीव के उद्धार का साधन नही हो 
सकता । इस वास्ते जिस कदर बाहरमुख कारवाई हर 
एक मत में जारी है, वह सिर्फ शुभ कर्म का फल दे 
सकती है।। 


१८ - जो जीव राधास्वामी मत के मुवाफिक सतगुरु 
का सतसंग और घट मे अभ्यास करेगे, वे एक दिन 
सच्चे मालिक के धाम में पहुँच कर हमेशा को सुखी हो 
जावेंगे और जो अनेक तरह की बाहरमुख कारवाईयो में 
अटके रहेंगे, उनका सच्चा उद्धार नहीं होगा यानी सच्चे 
मालिक के धाम में नहीं पहुँचेंगे।। 


बचन सोलहवाँ 
जीवो को इस ज़िदगी मे क्या सामान 
ड्कड़ा करना चाहिये कि जो अखीर यानी 
मौल के वक्‍त काम देवे और सग चले।। 


स 


| श ] पाँच्वौँभाग [ ११५ | भाग 


१ - जीव इस दुनिया में मेहनत करके अनेक तरह 
के पदार्थ और सामान, अलावा धन और माल के, 
इकट्ठा कर रहे हैं, इस नजर से कि वक्‍त जरूरत के 
काम आवे और आराम देवे। | 


२ - उस सामान के जमा करने से मतलब यह है 
कि अपनी और अपने कुटुम्बियों और रिश्तेदारों की देह 
और इन्द्रियों और मन को सुख पहुँचे और तकलीफ न 
व्यापे | | 


३ - यह कार्रवाई बड़े शौक और मेहनत के साथ 
हर कोई कर रहा है, लेकिन अपनी रूह यानी जीव 
आत्मा की कि उसको किस तरकीब से आराम पहुँच 
सकता है, किसी को खबर भी नहीं है और न कोई 
उसके लिये कुछ तहकीकाल या जतन करता है।। 


४ - मुक्ति की प्राप्ति के वास्ते जीव अनेक तरह के 
साधन करते नजर आते है, पर जो गौर करके देखा 
जावे, तो वह साधन सिर्फ शुभ कर्म के फल देने वाले 
हैं ओर सच्ची मुक्ति ओर सच्चे उद्धार का फायदा उनमे 
जरा भी नजर नहीं आला ।। 


५ - आम तौर से जीव सच्चे मालिक राधास्वामी 
दयाल और उसके धाम से बे-खबर हैं। पूरे उद्धार का 
मुकाम यही राधास्वामी धाम है और सच्चा मुक्ति पद 
संतों का दसवाँ द्वार है और वही पार-ब्रह्म का स्थान है। 
यह सब मुकाम अतर में हैं और रास्ता भी वहाँ पहुँचने 
का घट में जारी है, पर लोगों को इस भेद की खबर 

नही है।। 


2 


| ११६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


६ - संतो ने दया करके भेद लखाया है और जो 
जीव कि चलना चाहें, उनको अपनी दया की मदद भी 
देते हैं और धुर पद में पहुँचाते हैं।। 

७ - जो कोई अपना उद्धार चाहे, उसको लाजिम 
है कि सत सतगुरु का सतसंग करे और सेवा करके 
उनको अपने ऊपर मेहरबान करले और उपदेश लेकर 
नित्त अभ्यास यानी रोजमर्रा रास्ता तै करना शुरू करे, 
तो एक दिन उनकी दया से कुल्ल-मालिक के इज़ूर में 
रसाई हो जावेगी और देहियो के कष्ट और क्लेश और 
जनम मरन के चक्कर से बचाव हो जावेगा ।। 


८ - दुनिया का जिस कदर सामान जिस किसी ने 
इकट्ठा किया है, वह उसको इसी दुनिया में मदद दे 
सकता है यानी उसके मन इन्द्रिय और देह को उनसे 
आराम पहुँच सकता है और तकलीफ किसी कदर दूर 
हो सकती है। लेकिन यह सामान जीव के कल्यान और 
सच्चे उद्धार के लिये सिवाय इसके कि सत सतगुरु 
और प्रेमी जन की सेवा मे काम आवे या गरीबो और 
मुहलाजो को दिया जावे, और कोई मदद खास नहीं 
कर सकता है।। 


९ - वह सामान कि जो वक्‍त तकलीफ और मौल 
के सच्ची सहायता करे ओर धुर पद का रास्ता आसानी 
से तै करने में मदद देवे और बाद देह छोड़ने के सुरत 
के सग चले, कुल्ल-मालिक के चरनो में सच्चा प्रेम ओर 
सच्ची दीनता है। 


१० - जिस कदर कि प्रेम जिस किसी के मन मे 
है, उसी कदर उसको अपने मन में ताकत मालूम होती 
है और अभ्यास में आसानी और रस मालूम होता है 


| श ] पाँच्वौँभ [ ११७ | भाग 


और उसी कदर नज़दीकी मालिक के चरनो में होती 
जाती है। | 


११ - इस अविनाशी वस्तु यानी प्रेम की दौलत का 
हासिल करना, जिस कदर बन सके हर एक जीव को 
ज़रूर और फर्ज है। बगेर इसके मनुष्य पशु से बदतर 


हो जाता है। | 


साखी १ 
जा घट प्रेम न सचरे सो घट जान मसान। 
जेसे खाल लुहार की स्वास लेत बिन प्रान।। 


साखी २ 
प्रेम बनिज नहि कर सके चढ़े न नाम की गेल। 
मानुष केरी खोलरी ओढ़ फिरे ज्यों बैल।। 


साखी ३ 
प्रेम कारन जिसने कीन्हा खर्च माल। 
धन है वह जन उसको मिलिया प्रेम हाल।। 


साखी ४ 
प्रमे अग्नी अपने हिरदे बालिये। 
फिक्र भजन और बदगी का जालिये।। 


साखी ५ 
वाह वाह हे प्रेम तू है निरमला। 
गैर को प्यारे सिवा दीन्हा जला।। 


साखी ६ 
पहिले जिसने अपना घर दीन्हा उजाड | 
पाई फिर गुरु प्रेम की दौलत अपार।। 


| ११८ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


साखी ७ 
जोगी जगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश। 
बिना प्रेम पहुँचे नही दुर्लभ सतगुरु देश।। 


शब्द 
प्रेमबानी तीसरा भाग 
अरी हे सहेली प्यारी, प्रेम की दौलत भारी, 
छिन २ भक्ति कमाओ।।टेक।। 
भक्ति बिना सब बिरथा करनी, थोथा ज्ञान ध्यान चित धरनी, 
यह नहिं मुक्ति उपाओ।।१।। 
प्रेम बिना कोई जाय न पारा, पहुँचे नहि सतगुरु दरबारा, 
क्यो बिरथा बैस गँवाओ।।२।। 
ऐसा प्रेम गुरू से पावे, जो कोई उनकी कार कमावे, 
उन चरनन पर सीस नवाओ।।३।। 
दीन गरीबी धारो मन में, प्रीत बसाओ तुम निज मन में, 
घट में शब्द जगाओ।।४।। 

दया मेहर से सुरत चढ़ावे, धुर पद में वे ले पहुँचावें, 

राधास्वामी चरन समाओ।।५।। 

१२ - यह अनमोल पदार्थ यानी कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल के चरनों का प्रेम सत सतगुरु के 
सलसग से प्राप्त हो सकता है। और कही चाहे कोई 
जिस कदर तलाश और मेहनत करे, सच्चे प्रेम का 
किनका भी नहीं मिल सकता है और न हृदय में ठहर 
सकला है और न बढ़ सकला है।। 


१३ - जो कि बिना प्रेम कुल्ल-मालिक के दरबार मे 
पह्ुँचना मुमकिन नहीं है और बिना वहाँ पहुँचे पूरा 
उद्धार यानी छुटकारा, काल और कर्म और मन और 
माया के जाल और घेरे से हो नही सकता, इस वास्ते 
कुल्ल जीवों को जो अपना निरवार चाहे, संत सतगुरु 


2 


| श ] पाँच्वौँभा [११९ | भाग 
का खोज लगा कर उनके सतसग में शामिल होना 
चाहिये और उपदेश लेकर अभ्यास शुरू करना चाहिये।। 
१४ - सत सतगुरु का सतसंग इस दुनिया में 
निहायत दुर्लभ यानी मुशकिल है, पर सच्चे खोजी और 
ददी को दया करके सहज में मिल जाता है।। 


१५ - संत सतगुरु के दर्शन और बचन से उन्ही 
जीवों को शान्ति और सीतलता प्राप्त होगी जिनके 
हदय मे सच्चा खोज और दर्द सच्चे मालिक के मिलने 
का है और जो जीव ससार के भोग और बिलास चाहते 
हैं और उन्हीं में उनको रस और आनद आता है, वे 
सत सतगुरु के सतसंग में नहीं ठहर सकेंगे और न 
उनको उसकी कुछ कदर मालूम पड़ेगी । | 


१६ - जो कोई सत सतगुरु के सलसग मे शामिल 


होगा, वे उसको महिमा धुर धाम और कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल की (जो उनका निज रूप है) सुना 
कर चरनो का प्रेम हृदय में बसावेगे और उसी प्रेम के 
वसीले से अपनी दया का बल देकर घट मे रास्ता तै 
करावेगे | | 


१७ - यह प्रेम जिसके घट में पैदा हुआ, वह सदा 
मगन और किसी कदर निःचिन्त रहता हे और अभ्यास 
भी उससे सहज बनता है और अखीर वक्‍त पर मन 
और सुरत के सिमटाव और खिंचाव में मदद देता है 
और शाब्द और स्वरूप को सहज में प्रकट कराता है।। 


१८ - जिसके घट मे मालिक के चरनों का प्रेम 
बसा है, उसको कुछ तकलीफ मौत के वक्त देह छोड़ने 
की नहीं व्यापेगी, बल्कि आनद और सरूर विशेष उस 


| १२० ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


वक्‍त प्राप्त होगा और जिस कदर सुरत का खिचाव 
होता जावेगा, वह आनद बढ़ता जावेगा और जब तक 
कि धुर पद मे पहुँचने का नम्बर आवे, ऊँचे देश के 
सुख स्थान मे बासा पावेगा और फिर नर देही मे लाकर 
और बाकी अभ्यास पूरा करा कर, धुर पद मे पहुँचावेगा | | 


१९ - यह सच्च है कि दुनियादारों के साथ भी 
दुनिया का सामान और धन और माल नहीं जाता, 
लेकिन वे भोगो की वासना और कुटुम्ब परिवार और 
धन माल का मोह संग ले जाते हैं और वह अखीर वक्त 
पर देह के छूटने मे बहुत तकलीफ देता है और थोड़ी 
दूर आगे चल कर यानी छठे चक्र के परे सुन्न मे पहुँच 
कर, फुरना उसी वासना और देह ओर कुटुम्ब के सग 
की उठा कर सुरत को नीचे खींचता है और कर्म 
अनुसार नई देह में बासा देता है।। 


२० - यह हालत दुनियादारों की ब-सबब न मिलने 
संत सतगुरु के (जो कि जीवों के इस लोक और 
परलोक में सच्चे सहाई हैं) और न पैदा होने मालिक के 
चरनों के प्रेम के घट में, हुई यानी मौत का कष्ट और 
क्लेश और जनम मरन का दुख भोगना पड़ा और जब 
तक सत सतगुरु से मेला न होगा और प्रेम घट में 
प्रकट न होगा, तब तक यह भरमना जीवों की चौरासी 
के चक्कर में दूर न होगी।। 


२१ - इस वास्ते बारम्बार कहा जाता है कि अपने 
जीव के कल्यान के लिये सब को लाजिम ओर फर्ज है 
कि सत सतगुरु या राधास्वामी सगत से मिल कर और 
सुरत शब्द मार्ग का उपदेश लेकर, जिस कदर बने 
अभ्यास करे और कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल के 


| १७ ] पाँच्वौँभाग [?₹ | भाग 


चरनो का थोड़ा बहुत प्रेम अपने हृदय में जगावे, ताकि 
इस जिन्दगी में और आइन्दा को उनकी सहायता होवे 
और जनम मरन के कष्ट और क्लेश से बच कर, एक 
दिन परम धाम में बासा पाकर, हमेशा को सुखी हो 
जावे। | 


सत्रहर्वो बचन 
कलजुग करम धरम नहि कोई। 
नाम बिना उद्धार न होई।। 


१ - नाम की यह महिमा है कि जो सोते पुरुष को 
नाम लेकर पुकारो तो वह जाग उठता है। फिर जो 


जागता पुरुष है, उसका नाम लेकर पुकारोगे तो क्यों 
नही बोलेगा? इस वास्ते सब जीवो को चाहिये कि 
अपने जीव के कल्यान के लिये कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल और उनके धाम का पता और भेद 
लेकर उनके निज नाम को जुगल के साथ उच्चारण 
करें और अन्तर में उसकी धुन सुनें || 


२ - नाम की दो किस्में है, एक ध्वन्यात्मक दूसरी 
वर्णात्मक | ध्वन्यात्मक नाम वह है कि जिसकी धुन हर 
दम घट मे आपही आप बगैर ज़बान और बाजे के हो 
रही है। वर्णात्मक नाम उसको कहते हैं कि जो लिखने 
और पढ़ने में आवे । । 


३ - वर्णात्मक नाम का सुमिरन आम तोर पर जारी 
है, मगर लोग उसको बिना भेद और जुगल के करते है, 
इस सबब से फायदा उसका मालूम नहीं पड़ता । जो 


2 


| १२२] प्रेमपत्रराधास्वामी [ बचन | पत्र राधास्वामी 


नामी का भेद लेकर ठिकाने पर सुमिरन करें, तो 
उसका फायदा जल्द मालूम पड़े।। 


४ - ध्वन्यात्मक नाम का अभ्यास यह है कि अपने 
घट में मुकर्रर स्थान पर, मन और सुरत ओर दृष्टि को 
जमा कर, नाम की धुन को तवज्जह के साथ सुने और 
धुन के आसरे मन और सुरत को ऊँचे देश की तरफ 
चलावे और चढ़ावे । | 


५ - जो कि जाग्रत अवस्था में सुरत की बैठक 
आँखों में है और यही कर्म का स्थान है यानी यहाँ ही 
बैठ कर देह और दुनिया की कार्रवाई होती है ओर दुख 
सुख व्यापता है, इस वास्ते जब तक कि सुरत का 
स्थान नही बदलेगा यानी आँख के मुकाम से ऊपर और 
अदर की तरफ नहीं चढ़ाई जावेगी, तब तक देह और 
दुनिया के साथ बधन और दुख सुख का भोग नहीं 
छूटेगा और यह चढ़ाई बे-रतरे और सहज मे और 
पकाई और मजबूती के साथ, ध्वन्यात्मक नाम के 
अभ्यास से हो सकती है और यह अभ्यास ब-निस्बल 
प्राणायाम और दूसरे अभ्यासो के बहुत सहज है और 
लड़के और जवान और बूढ़े स्त्री और पुरुष से, चाहे 
गुहरथ मे होवे या विरक्त, बगेर छोड़ने घर बार और 
रोजगार के, बिला दिक्कत और आसानी के साथ बन 
सकता है। | 


६ - इस अभ्यास को सुरत शब्द मार्ग कहते हैं और 
उसका भेद और तरीका सिर्फ शाब्द भेदी और शब्द 
अभ्यासी और शब्द स्वरूपी गुरू से जिनको सत सतगुरु 
कहते हैं, मिल सकता है। और किसी को यह भेद 
मालूम नहीं है और न ऐसी किसी की गति हो सकती 


| ३७] पाँच्वौँभा [??३ | भाग 


है कि अभ्यासी को अन्तर में मदद दे सके और अपनी 
दया का बल देकर रास्ता तै करावे और एक दिन घुर 
पद में पहुँचावे।। 


७ - ऐसे संत सतगुरु दुर्लभ हैं यानी हर किसी को 
नहीं मिल सकते, लेकिन सच्चे खोजी और दर्दी को 
अपनी दया से सहज में मिल जाते हैं। उनके सतसंग 
की महिमा बहुत भारी है, सच्ची गढ़त मन की वहीं होती 
है और कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल के चरनों का 
प्रेम हदय में बसाया जाता है और ससार की तरफ से 
चित्त थोड़ा बहुत उपराम हो जाता है और अभ्यास में 
थोड़ा बहुत रस मिलता है।। 

८ - संत सतगुरु का प्रकट होना इस दुनिया में 
जीवों के उपकार के वास्ते होता है। उनके दर्शन और 


सेवा करने और बचन सुनने और उनकी जुगल का 
अभ्यास करने से, सब को प्रेम की बख्शिश होती हे 
और वह प्रेम दिन दिन हृदय की सफाई करता है और 
ससारी भोगों की बासना घटाता है और मन और सुरत 
को ऊँचे देश यानी निज घर की तरफ चलाता है।। 


९ - सलगुरु की गति भारी है, वे चाहे जिसको 
छिन भर में निहाल कर सकते हैं और सहज में 
भौसागर के पार निज देश मे पहुँचा सकते हैं।। 


१० - कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल की भक्ति 
का बीजा, सिवाय सत सतगुरु के जीवों के हृदय में 
और कोई नहीं डाल सकता है और न ऐसी भक्ति को 
जो किसी के हृदय में पैदा हुई है, कोई शरस बढ़ा 
सकता है।। 


| १२४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


११ - इस वास्ते कुल्ल जीवो को जो अविनाशी 
उद्धार चाहें, मुनासिब और लाजिम है कि पहिले सत 
सलगुरू को खोज करके उनके सलसग में शामिल होवें 
और वहाँ भक्ति अग में बर्ताव करें और प्रेमी जन की 
हालत और रहनी देख कर, जिस कदर बन सके उनके 
मुवाफिक करनी करें और रहनी रहे, तब कुछ फायदा 
हासिल होना शुरू होगा ।। 


१२ - ध्वन्यात्मक नाम यानी शब्द की महिमा अपार 
है। कुल्ल रचना शाब्द से हुई और शब्द ही के आसरे 
ठहरी हुई है और शब्द ही के वसीले से कुल्ल कारोबार 
दुनिया के जारी हैं।। 


१३ - शब्द की धार चैतन्य की धार का नाम है। 
यही जान और नूर की धार है और शब्द ही चैतन्य का 
निशान और जहूरा है यानी जब तक मनुष्य या कोई 
और जानदार बोलता है, जिन्दा है और जहाँ बोल बन्द 
हुआ मुर्दा है।। 

१४ - असल में शाब्द की धार धुर पद यानी 
कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल के चरनो से प्रकट हुई 
और वहाँ से उतर कर और रासते में ठेके मुकर्रर करती 
हुई और मंडल बाँध कर रचना करती हुई, पिंड में 
आँखों के मुकाम पर ठहरी है और यहाँ बैठ कर देह 
और दुनिया का कारज कर रही है।। 

१५ - राधास्वामी देश में माया नहीं है और जहाँ से 
कि उसका जहूर हुआ, वहाँ से यह सुरत की धार पर 
खोल पे खोल चढ़ाती चली आई है और इन्हीं खोलों 
का नाम देही है।। 


| १७] पाँच्वौँभा [ १२५ | भाग 


१६ - अब जब तक कि यह सब खोल उतर कर 
सुरत रूहानी यानी निर्मल चैतन्य देश में न पहुँचे, तब 
तक उसका सच्चा और पूरा निरवार नहीं हो सकता, 
क्योकि किसी न किसी देहो में बधन और उनके साथ 
पदार्थो में आसक्ति रही आवेगी और जो कि माया के 
मसाले की बनी हुई देह हमेशा एक रस कायम नही रह 
सकती, इस सबब से जनम मरन का भी चक्कर नहीं 
छूट सकला ।। 


१७ - सत्त पुरुष राधास्वामी यानी निर्मल चैतन्य 
देश माया के घेर के पार है और वहाँ चढ़ कर पहुंचना 
सुरत का मृत्यु लोक से, बगेर शब्द की धार के, किसी 
सूरत में मुमकिन नही है यानी शब्द को सुनती हुई 
सुरत उसी चैतन्य धार पर जिसके सग उतरी है, 


सवार होकर उलट सकती है, और कोई रास्ता धुर पद 
में पहुँचने का रचा नहीं गया।। 


१८ - शब्द की धार को ध्वन्यात्मक नाम कहते हैं। 
जो इस नाम के भेद और अभ्यास से बे-खबर हैं, 
उनका सच्चा उद्धार हरगिज नहीं हो सकला ।। 


१९ - जो कि बगैर शाब्द के अभ्यास के उद्धार 
मुमकिन नहीं है, इस सबब से शाब्द यानी नाम की 
महिमा हर एक मत में बहुत की है, मगर ब-सबब न 
मालूम होने भेद और तरीका अभ्यास या जुगल चलने 
के, कोई जीव उस महिमा को सुन कर फायदा नहीं 
उठा सकला ।। 

२० - अब कि कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल ने 


सत सतगुरु रूप धारन करके, भेद शब्द का मय जुगत 
चलने के निहायत सहज तरकीब के साथ खोल कर 


| १२६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


जीवो को समझाया और बानी में वर्णन किया हे, इस 
वास्ते कुल्ल जीवो को चाहिये कि अपने जीव के असली 
कल्यान के वास्ते राधास्वामी मत मे शामिल होकर और 
उपदेश सुरत शाब्द मार्ग का लेकर, जिस कदर बन 
सके अभ्यास शुरू करें और अपनी नर देह जो कि 
मुशकिल से हाथ आई है, सुफल करें। नहीं तो चौरासी 
में भरमना और ऊँच नीच जोन में पैदा होकर हमेशा 
दुख सुख और जनम मरन का क्लेश सहना पड़ेगा । । 


बचन अडारहवाँ 


लेना, देना, पकडना और छोड़ना यानी 
जिस कदर बाहर से लेना उसी कदर देना 
और जिस कदर अंतर में लेना, वह उलट 
कर और बढ़ा कर कुल्ल-मालिक के सन्मुख 
पेश करना और सत्त को पकडना और असत्त 
को छोड़ना 


पहिले बाहर के लेन देन का वर्णन 


१ - दुनिया में लेन देन यानी भाजी व्यवहार आम 
तौर पर जारी है यानी हर एक जीव कितने ही जीवो से 
कुछ लेता है और देता भी है। यह बर्ताव कुल्ल रचना 
में चाहे आसमानी है या जमीनी जारी है।। 


२ - अब गोर से देखो कि कुल्ल जीव इस लोक मे 
अपना अपना अहार बाहर से लेते हैं। स्थूल अग उसका 
पेशाब और पाखाने के रास्ते निकल जाता है और सूक्ष्म 


| ३८] पाँच्वौँभा [ १२७ | भाग 


अग पसीने के रास्ते और भी इन्द्रियो की कार्रवाई मे, 
जैसे चलना, फिरना, बैठना, उठना, देखना, सुनना 
और दूसरे कामो के करने यानी मेहनत मजदूरी में खर्च 
होता है, जो थोड़ा सा हिस्सा बाकी रहा, वह देह के 
बढ़ाव और परवरिश में काम आता है।। 


३ - जो कि माया के मसाले का झुकाव बाहर की 
जानिब और नीचे की तरफ हे, इस वास्ते जिस कदर 
उसका खुलासा देह में बढ़ेगा, उसी कदर झुकाव और 
पकड़ ससार और संसार के पदार्थो में होगी और वह 
ऊचे देश मे सुरत के चढ़ाने के अभ्यास में विघ्न-कारक 
होगा । यही सबब है कि रागी और भोगी जीव सच्चे 
परमार्थ का अभ्यास दुरुस्ती से नहीं कर सकते और न 
सतस मे सत सतगुरु के, ठहर सकते हैं।। 


४ - जो सच्चे परमार्थ का अभ्यास करते हैं, वे इस 
लोक का अहार जरूरत के मुवाफिक ग्रहण करते हैं 
और जहाँ तक मुमकिन होता है, उसको यहाँ का यहीं 
खारिज और खर्च कर देते हैं यानी देह मे जमा होने 
नही देते, सिर्फ जरूरत और कार्रवाई के मुवाफिक 
रखते हैं क्योंकि इस मसाले का स्वभाव है कि सुरत को 
बाहरमुखी कार्रवाई मे मशगूल रखता है और अंतर में 
ऊंचे देश की तरफ चढ़ने में विघ्न डालता है ।। 


५ - इसी तरह सब इन्द्रियां बाहर से अपने भोग के 
वक्त सामान लेती हैं और जमा भी रखती हैं, लेकिन 
परमाथी जीव वक्‍त मुनासिब पर और आहिस्ता आहिस्ता 
अभ्यास की मदद से, इन इच्द्रियों के इकट्ठे किये हुए 
सामान को खारिज करता रहता है या जलाता और 

मिटाता रहता है।। 


| १२८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


६ - सिवाय अहार लेने वाली इन्द्रिय के और 
इन्द्रियों का सामान जमा करना यह है कि जैसे आँख 
का सूरतो को और कान का पढ़ी और सुनी हुई बातों 
को वगैरा वगेरा। यह इन्द्रिया सामान जमा भी करती हैं 
और उसके मुवाफिक या उससे बढ़ के और सामान की 
चाह और तरंग पैदा करती हैं कि जिस के सबब से मन 
हमेशा चंचल रहता है और जीव किसी न किसी किस्म 
की करतूत करने में अटका रहता है यानी इस कदर 
फुर्सल नही पाता कि कभी अपने असली फायदे और 
नुकसान का सोच और फिक्र करे ।। 

७ - नई नई चाहो और तरगो के उठाने से जीव 
का बधन ससार में दिन दिन बढ़ता रहता हे और कर्म 
में मशाशूली और आसक्ति भी बढ़ती रहती है कि जिसके 
सबब से छुटकारा निहायत मुशकिल हो गया है।। 


दूसरे अलर के लेन देन का बयान 


८ - अतर में जो सुरत की धार चेतन्यता लिये हुए 
उतर कर आई है, वही सामान जीव को धुर घर से 
मिला है, और वही इस पिंड मे सर्व शक्ति और 
चेतनया और प्रेम और आनद का छोटा भडार है।। 


९ - जो कोड इस चैतन्या और प्रेम को निपट 
ससारी कामो मे और हासिल करने मन और इद्रियो के 
भोग और बिलासो में खर्च करते है, वह अपनी पूँजी 
गँवाते हैं और फल उसका यह होता है कि ब-सबब 
जबर रहने ससार और भोगों की चाह और बासना के, 
यह जीव बारम्बार देह धरते हैं और अपने निज घर की 
कभी सुध भी नहीं लेते और कर्म अनुसार नीची जोनों 


र 


| ३८] पाँच्वौँभाग [ १२९ | भाग 
मे भी भरमते हैं और अपनी चैतन्य शक्ति बरबाद करते 
हैं।। 


१० - मुनासिब तो यह है कि कुल्ल जीव अपने 
निज घर की सुध लेकर और संत सतगुरु से जुगत 
चलने की दरियाफ़्त करके, थोड़ी बहुत कार्रवाई उसकी 
करें और सच्चे मालिक राधास्वामी दयाल के दर्शनो की 
चाह अपने घट में ज़बर पैदा करें कि जिसके सबब से 
दिन २ इनका दरजा सुरत की चढ़ाई के साथ बढ़ता 
जावे और एक दिन कुल्ल-मालिक के सन्मुख पहुँच कर 
उसका दर्शन करे और निज धाम में जो कि अमर और 
परम आनद का भंडार है, बासा पावें ।। 

११ - इस कार्रवाई यानी सुरत शाब्द मार्ग के 


अभ्यास से, सुरत दिन २ ऊपर को चढ़ती और चैतन्या 
और नूरानियत उसकी बढ़ती जाती है।। 


१२ - सुरत को चढ़ा कर राधास्वामी देश में 
पहुँचाना यही काम ज़रूरी और कठिन है। इसी को जो 
चैतन्यता और प्रेम और आनद की शक्ति कुल्ल-मालिक 
के चरनो से वक्‍त उतार सुरत के हासिल हुई थी, फेर 
देना यानी वापिस ले जा कर जिसको उलटाना कहते 
है, कुल्ल-मालिक के चरनों में पेश करना, समझना 
चाहिये । । 


१३ - जो कोई यह काम सुरत की चढ़ाई का सुरत 
शब्द मार्ग का अभ्यास करके नहीं करेंगे, उनकी सुरत 
मुवाफिक जबर ससारी बासना के जनम मरन में पड़ी 
रहेगी और नीच ऊँच जोनों में कर्म अनुसार भरमती 
रहेगी। इसका नाम अपने मालिक को भूलना और 

उसकी अमानत वापिस न देना, बल्कि उसको बेजा 


| १३० ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


और ना-मुनासिब बर्ताव और व्यवहार के साथ खराब 
करना और दिन २ घटाना है और इसी को जीव का 
अकाज और अकल्याण कहते है। ऐसे जीव हमेशा दुख 
सुख का भोग करते हैं और जनम मरन का क्लेश सहते 
रहेंगे। | 

१४ - जिन जीवों को इस बाल का ख्याल हे कि जो 
पूँजी सच्चे माता पिता कुल्ल-मालिक ने बरूशी है, 
उसको बढ़ा कर मालिक के सन्मुख पेश करना और 
किसी किस्म के दुनियावी झगड़े रगड़े में न पड़ना हर 
एक पर फर्ज और लाजिम हे, वेही जीव सच्चे परमार्थी 
और भक्त कहलाते हैं और उन्ही को सत सतगुरु अपना 
दर्शन देकर और भेद रास्ते और मजिलो का समझा 
कर और चलने की जुगल यानी सुरत शब्द मार्ग का 
उपदेश देकर अपनी दया और मेहर से धुर पद में 
पहुँचावेगे। । 

तीसरे सत्त को पकडना और 
असत्त को छोड़ना 

१५ - मालूम होवे कि कुल्ल रचना मे कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल सत्त स्वरूप हैं या उनकी अस सुरत 
सत्त रूप है और बाकी जो कुछ कि है या नज़र आता 
है, वह मायक और असत्त हे यानी हमेशा एक रस ठहर 
नहीं सकता । | 

१६ - रचना में जो नाम और रूप हैं, वह जानदारों 
में सुरत के नाम और रूप हैं।। 


१७ - यह नाम और रूप सुरत के ठहराव से नज़र 
आते हैं और जब सुरत का किसी देह से वियोग हो 


| ३८] पाँच्वौँभाग [१३१ | भाग 


जाता है, तब उस नाम और रूप का भी अभाव हो 
जाता है क्योंकि सत्त वस्तु सुरत थी, उसके अलेहदा 
होने पर देह यानी असत्त वस्तु का अभाव हो गया।। 


१८ - अब विचार करो कि जो कोई सुरत की (जो 
कि सत्त वस्लु है) पहिचान करके, एक दूसरे से प्रीत 
करेगा उसको वक्त सुरत के वियोग के इस कदर 
झटका नही लगेगा, जैसा कि उन लोगों को कष्ट और 
क्लेश होता है, जो कि देह रूप से प्रीत करते हैं और 
चैतन्य सुरत की पहिचान नहीं करते और उसके हाल 
से बे-खबर हैं । । 


१९ - खुलासा यह है कि नाशमान पदार्थ में बंधन 
मन का करने से हमेशा तकलीफ पैदा होगी और 
बिजोग का क्लेश सहना पड़ेगा, इस वास्ते मुनासिब है 


कि जाहिरी स्वरूप में मन और इन्द्रियो का सख्त 
बधन न चाहिये, नही तो नतीजा उसका दुख और 
क्लेश होगा | | 

२० - जहाँ कि सत्त और असत्त का आपस मे सग 
या मेल है, उस देश में कोई पदार्थ या नाम और रूप 
हमेशा एक रस कायम नही रह सकता, फिर जो कोई 
ऐसी रचना मे दिलबन्दी करेगा यानी अपने मन को 
बॉघेगा, वह हमेशा जनम और मरन और दुख सुख के 
चक्कर में पड़ा रहेगा । 

२१ - इस वास्ते सत फरमाते हैं कि जहाँ तक माया 
का घेर है, वहीं तक असत्त का घेरा है। जब तक उस 
घेरे के पार सुरत न जावेगी, तब तक असत्त के देश में 
लाचार उसको किसी न किसी किस्म की देह धारन 

करके रहना पड़ेगा और जब देह नाशमान और असत्त 


| १३२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


हुई, तब जनम मरन का चक्कर भी ज़रूर जारी रहेगा 
और दुख सुख और कष्ट और क्लेश भोगना पड़ेगा || 


२२ - माया के घेर के पार सत्त यानी निर्मल चैतन्य 
का देश है ओर वही सत्त पुरुष राधास्वामी कुल्ल-मालिक 
का धाम है। यह धाम अजर और अमर है और महा 
चैतन्य और महा ज्ञान और महा आनद और महा प्रेम 
और महा सत्त का भडार है। यहीं से सुरत का आदि में 
निकास और उतार हुआ और जब इसी धाम में उलट 
कर सुरत आवेगी, तब सच्चा और पूरा छुटकारा काल 
और माया के जाल से होवेगा और जनम मरन का 
चक्कर हट जावेगा और सुरत परम आनद को प्राप्त 
होगी । | 


२३ - इस वास्ते सब जीवो को जो अपना सच्चा 
निरवार और परम आनन्द की प्राप्ति चाहें, मुनासिब 
और लाजिम हे कि माया के देश और मायक रचना से 
आहिस्ता आहिस्ता चित्त हटा कर, सत्त देश में पहुँचने 
का जतन करते रहे यानी सुरत शाब्द मार्ग का अभ्यास 
नित्त जारी रक्खे और अभिलाषा राधास्वामी दयाल और 
उनके धाम के दर्शन की नित्त बढ़ाते और पकाते रहे तो 
सन्त सतगुरु और राधास्वामी दयाल की दया से एक 
दिन कारज पूरा बन जावेगा ।। 


२४ - जिस कदर भूल और भरम है, वह माया के 
देश में है यानी जहाँ माया के गिलाफ सुरत पर जो सत्त 
और चैतन्य है, चढ़े हुए हैं। जब तक यह गिलाफ नहीं 
उतरेंगे, तब लक अज्ञान और गफलत पूरी तौर से दूर 
न होगी और यह बगैर चढ़ाई सुरत के, सुरत शब्द मार्ग 
के अभ्यास से, और तरह मुमकिन नही है।। 


र 


| १९]... पॉचवभाग.... [?३३ | भाग 


२५ - सुरत शब्द मार्ग के भेद और अभ्यास से 
कुल्ल जीव बे-खबर हैं, सिर्फ राधास्वामी मत में इसका 
उपदेश आज कल जारी हे। जो कोई सच्चा परमाथी 
(जिसके मन में सच्चा खोज और दर्द है) चाहे, वह 
राधास्वामी संगत में शामिल होकर और उपदेश लेकर 
और अभ्यास शुरू करके और अपने जीव का प्रत्यक्ष 
कल्यान होता हुआ देख कर अपना कारज बना सकता 


है।। 


बचन उन्नीसवो 


सतगुरु बचन सुनो और मानो। 
गुरु चरन प्रीत पालो और चालो ।। 


राधास्वामी चरन पकड़ के धाओ। 
निज घर जाय अमर सुख पाओ।। 


१ - जिस किसी को कि दुनिया और उसके सामान 
की नाशमानता और जीव का दुनिया में ठहराव थोड़े 
दिनों का देख कर चेत हुआ है और वह सच्चे मालिक 
और उसके धाम का, जो अमर और परम आनद का 
भडार है, खोज और पता लगाना चाहता है और 
जिसको जुगल चलने और पहुँचने उस मुकाम की 
दरियाफ्त करना मजूर है, उसके वास्ते यह बचन कहा 
जाता है। 

२ - पहिले सत सतगुरु या उनकी संगत का खोज 
लगा कर, उनके सलसग में शामिल होवे और दीनता 
और अदब और सच्ची गरज़मदी के साथ उनके सन्मुख 


2 


| १३४]. प्रेमपत्रराधास्वामी [ बचन | पत्र राधास्वामी 


जावे और शौक और प्रीत के साथ उनके बचन सुने 
और समझे और जो बचन अपने वास्ते मुफीद और 
लायक देखे, उनके मुवाफिक कार्रवाई शुरू करे यानी 
जो खियालात नाकिस और ना-मुनासिब उसके मन में 
पहिले से जमा हुए और धरे है, उनको आहिस्ता 
आहिस्ता निकाले और छोडे और जो बाते और चाल 
ढाल उसको वास्ते हासिल करने सच्चे परमार्थ के 
जरूर दरकार हैं, उनको पकड़े और उनके मुवाफिक 
अपनी रहनी दुरुस्त करे।। 


३ - सिवाय इसके जो प्रेमी और भक्त जन सल 
सतगुरु के सतसंग में शामिल हैं या होते रहते हैं, 
उनकी करनी और रहनी देख कर उसके मुवाफिक 
अपनी कार्रवाई भी दुरुस्त करे और उमग के साथ सत 
सतगुरु और प्रेमी जन की तन मन धन से सेवा करे।। 


४ - जो कि संत सतगुरु के सलसग में हर रोज़ 
महिमा कुल्ल-मालिक और उससे मिलने के मार्ग यानी 
सुरल शाब्द के अभ्यास की वर्णन की जाती है, उसको 
सुन कर और समझ कर शोक के साथ उपदेश लेकर 
अतर अभ्यास शुरू करे और भेद रास्ते ओर स्थानो का 
अच्छी तरह समझ लेवे। । 


५ - सत सतगुरु के सलसग में और भी सत मत 
में प्रेम की महिमा जोर देकर वर्णन की जाती है क्योकि 
बगैर प्रेम के न कोई दुनिया का काम दुरुस्त बन 
सकता है और न परमार्थ का रास्ता चल सकता हे और 
न मन और इच्द्रियो के विकार और माया के विघ्न दूर 
हो सकते हैं। | 


| ३९] पाँच्वौँभा [ !१३५ | भाग 

६ - संत सतगुरु की प्रीत कुल्ल दुनियावी जाहिरी 
और स्थूल प्रीतों से छुड़ाने वाली है, इस वास्ते सच्चे 
परमार्थी को पहिले मुनासिब है कि उनके चरनों में 
गहरी प्रीत करे। यह प्रीत सिर्फ दुनिया के बधनो को 
ढीला करने वाली और हटाने वाली नहीं है, बल्कि 
अन्तर अभ्यास में बहुत मदद मन और सुरत के 
सिमटाव और चढ़ाई में देती है।। 


७ - कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल के चरनों में 
गहरी प्रतीत और प्रीत का आना सन्त सतगुरु की प्रीत 
और प्रतीत पर मुनहसिर है, क्योंकि कुल्ल-मालिक का 
स्वरूप और सन्त सतगुरु का निज रूप एक ही है। जो 
सन्त सतगुरु के जाहिरी स्वरूप मे गहरा प्यार आया तो 
निज रूप मे भी उसी कदर मुहब्बत पैदा होवेगी और 
यह मुहब्बत शाब्द के अभ्यास में गहरी मदद देगी यानी 
एक दिन धुर धाम में पहुँचा कर छोड़ेगी | | 


८ - जिस कदर सन्त सतगुरु और कुल्ल-मालिक 
के चरनों मे प्रीत बढ़ती और पकती जावेगी, उसी कदर 
अंतर में रास्ता तै होता जावेगा और रास्ता वही सुरत 
की धार है कि जो शब्द की धार है यानी शाब्द सुनते 
इए सुरत की धार को समेटना और उलटाना मुमकिन 
है, और कोई जुगल चढ़ाई की नहीं है और नहीं रची 
गई है। । 


९ - यही सुरत और शब्द की धार कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल और सन्त सतगुरु के चरन है। इस 
धार यानी चरनों में प्रीत लानी चाहिये और इसी धार 
यानी चरनो को पकड़ के घट में चलना चाहिये ।। 


| १३६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


१० - यही सुरत और शब्द की धार सन्त सतगुरु 
और राधास्वामी दयाल के चरनों की धार है और वही 
नूर और अमृत और चैतन्य और जान की धार है। 
जिसने इस धार को पकड़ा उसने गोया कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल और सन्त सतगुरु का दामन पकड़ 
लिया या यह कि चरनो में लिपट गया।। 


११ - जिसको वक्त अभ्यास के शब्द साफ सुनाई 
देता है और कुछ आनद आता है या यह कि वक्त ध्यान 
के उसके मन और सुरत सिमट कर चरनों मे लग जाते 
हैं और रस लेते हैं, तो जानना चाहिये कि उसके 
अभ्यास की हालत अच्छी है और दिन दिन तरक्की 
होती जावेगी । | 


१२ - जिस कदर अभ्यासी को अलर में रस और 
आनद मिलता जावेगा, उसी कदर उसका प्रेम चरनों 
में कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु 
के बढ़ता जावेगा और उसी कदर प्रेमी जन में प्यार 
आता जावेगा और उसी कदर ससार और उसके भोग 
विलास और सामान से चित्त हटता जावेगा || 


१३ - जेसे कि मन और सुरत सिमट कर चढ़ते 
जावेंगे वैसे ही रफ्ता २ अभ्यास का रस और चरनों में 
प्रेम ज़्यादा बढ़ेगा और प्रेमी अभ्यासी को महा सुख और 
आनद प्राप्त होता जावेगा ।। 


१४ - यही अभ्यास जो बिला नागा जारी रहेगा, 
एक दिन सत सतगुरु की दया से धुर धाम में पहुँचा 
कर छोड़ेगा और वही परम आनद और महा सुख का 
भडार है । । 


| १९]... पॉचवॉभाग... [ १३७ | भाग 


१५ - यह काम जल्दी का नहीं है। सुरत का उतार 
पिड में छठे चक्र के मुकाम से अठारह बीस वर्ष में होता 
है और उसमें आसानी बहुत है और मदद पूरी मिलती 
हैं यानी दिन और रात कुटुम्बी लोग बराबर उतार में 
मदद देते हैं। बर-खिलाफ इसके चढ़ाई मुश्किल है और 
उसका अभ्यास बहुत थोड़ी देर किया जाता है और 
बाकी वक्‍त संसारी कारोबार में सर्फ होता है, इस 
वास्ते प्रेमी अभ्यासी को चाहिये कि प्रतीत और प्रीत 
सहित अपना अभ्यास नेम से हर रोज़ दो बार तीन बार 
बल्कि चार बार करता रहे और धीरज के साथ अपनी 
तरक्की की जाच करता हुआ कुल्ल-मालिक राधास्वामी 
दयाल के चरनो मे शुकराना करे और प्रीत और प्रतीत 
बढ़ाता रहे, तब एक दो तीन या चार जनम में कारज 
बन जावेगा | | 


१६ - मालूम होवे कि हर जनम में तरक्की ज़्यादा 
से ज्यादा होती जावेगी और संत सतगुरु और उनका 
सतसंग भी मिलेगा और जहाँ से कि अभ्यास पिछले 
जनम में छोड़ा, वहीं से आगे बढ़ेगा और ब-निसबत 
पहिले जनम के दूसरा जनम हर तरह से बेहतर 


होगा | | 


१७ - जिस किसी के मन में शोक तेज हे ओर प्रेम 
जबर है और सफाई जल्द करी हे यानी अपने मन से 
दुनिया की ख्वाहिशों को निकाल दिया और घटा दिया 
है, वह एक ही जनम में दो जनम की कार्रवाई कर 
सकता है और इस तरह से उसका काम किसी कदर 
जल्द बनना मुमकिन है, लेकिन जो यह सिफात उसमें 
नहीं हैं और ख्वाह-मख्वाह जल्दी और घबराहट जाहिर 


| १३८] प्रेमपत्रराधास्वामी [ बचन | पत्र राधास्वामी 


करता है, तो समझना चाहिये कि वह शख्स नादान हे 
और अचरज नहीं कि जल्दी के सबब से किसी कदर 
निरास होकर अभ्यास छोड़ देवे और राधास्वामी मत 
को हकीर समझ कर उससे जुदा हो जावे। ऐसे जीवों 
को नादान और अभागी समझना चाहिये।। 

१८ - अक्लमंद और दाना वही है कि जो अपनी 
हालत और ताकत और लियाकत को जॉचता और 
परखता हुआ चलता है और धीरज के साथ अपना 
अभ्यास करके उसका रस थोड़ा बहुत लेकर मगन 
रहता है ओर तरक्की का उम्मीदवार होकर सत सतगुरु 
और राधास्वामी दयाल के चरनो में प्रीत और प्रतीत 
बढ़ाता जाता है। ऐसे शख्स का कभी अकाज नही होगा 
और कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल उसको तरक्की 
देते हुए एक दिन निज धाम में बासा देवेंगे।। 


बचन बीसर्वो 


जागो, भागो और तोड़ो, जोड़ो।। 
ख्वाबे-गगफलत और मोह नीद से जागो, निज 
घर यानी राधास्वामी धाम की तरफ भागो 
और जगत से प्रीत तोड़ो यानी दुनिया का 
मोह छोड़ो और राधास्वामी दयाल और सत 
सतगुरु के चरनो में प्रीत जोड़ो।। 


१ - कुल्ल जीव दुनिया और कुटुम्ब परिवार के 
मोह और कारोबार मे इस कदर मशगूल है कि उनको 
_कुल्ल-मालिक और उसके निज धाम की कभी सुध भी | 


| २] पाँच्वौँभा [ १३९ | भाग 


नही आती और बा-वजूदे कि तमाम जगल का अभाव 
होता हुआ देखते हैं और फिर अपनी मौत की याद नहीं 
लाते और कहते हैं कि कोई मालिक इस रचना का है 
और फिर उसका खोज या भजन या उसके चरनो मे 
प्रीत नहीं करते, और जानते हैं कि रूह या जीव आत्मा 
अमर है और फिर तहकीक नही करते कि बाद छोड़ने 
इस देह और देश के कहाँ जायेंगे और सुख पावेगे या 
दुख । दुनिया में जो थोड़े दिन का ठहराव है, उस आर्से 
में वास्ते प्राप्ति सुख और दूर होने दुख के जिंदगी में 
रात दिन मेहनत करते है और आइन्दा बाद मौत के 
वास्ते मिलने सुख और दूर होने कष्ट और क्लेश के 
कोई जतन नहीं करते। इस किस्म की रहनी का नाम 
ख्वाबे गफलत और मोह नीद और भूल और भर्म है।। 


२ - इस गफलत और भूल से जिस कदर जल्द हो 
सके, कुल्ल जीवों को जागना यानी होशियार 
होना चाहिये और होशियारी का निशान यह है कि 
कुल्ल-मालिक का खोज लगाना कि वह (१) कौन और 
(२) कैसा और (३) कहाँ है और उससे (४) किस 
तरकीब से मेला हो और (५) देह धर कर दुख सुख 
और जनम मरन के चक्कर से कैसे बचाव होवे।। 


३ - इन सवालों का पूरा पूरा जवाब सिफ 
राधास्वामी मत में मिल सकता है और जो मत कि 
दुनिया में जारी हैं, उनमे इस भेद का वर्णन जेसा 
चाहिये, वैसा नहीं है और न लरकीब चढ़ कर पहुँचने 
सुरत की कुल्ल-मालिक के निज धाम में बयान की है।। 


४ - जवाब उन सवालों के यह है कि 
(१) कुल्ल-मालिक, सत्त पुरुष राधास्वामी दयाल हैं 


| १४० ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


और (२) उनका शब्द स्वरूप है और (३) उनका निज 
धाम ऊँचे से ऊँचे देश में है और (४) रास्ता उसका 
नैन नगर से (जहाँ जीव की बैठक वक्त जाग्रत के है) 
शुरू होता है और शब्द को सुनती हुई यानी धुन को 
पकड़ के सुरत धुर धाम में पहुँच सकती है और वहाँ 
दर्शन कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल का करके परम 
आनन्द को प्राप्त होती है और (५) उस देश में पहुँचने 
पर विदेह हो जाती है यानी रूहानी स्वरूप हो जाता है 
और जनम मरन का चक्कर छूट जाता है, क्योंकि दुख 
का भोग देह के सबब से होता है और जनम मरन भी 
देह का होता है और देह माया के मसाले से तैयार होती 
है और वह मसाला हमेशा एक रस कायम नहीं रहता 
है।। 

५ - जो कोई सच्चा खोजी और दर्दी है, वह 
राधास्वामी सगल मे शामिल होकर और भेद रास्ते और 
मुकामात का और जुगत चलने की दरियाफ्त करके 
अभ्यास शुरू कर सकता है और कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल और सन्त सतगुरु के चरनों मे, प्रीत 
और प्रतीत बढ़ाने से चाल उस की सहज और तेज 
चल सकती है।। 


६ - जिस कदर दुरुस्ती से अभ्यास ध्यान और 
भजन का, जिस किसी से विरह और प्रेम अग लेकर 
बन पड़ेगा, उसी कदर उसको अलर में रस और 
आनद प्राप्त होगा और उसी कदर दुनिया और उसके 
भोगो से चित्त हटता जावेगा और ख्वाहिश भी घटती 
जावेगी | | 


| २० ]....  पॉचवभाग.... [१४१ | भाग 


७ - इसी तरह अभ्यास करते करते कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु की दया और मेहर 
से एक दिन निज घर में बासा मिल जावेगा और 
कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल के दर्शन का बिलास 
और आनद प्राप्त होगा ।। 


८ - यह कार्रवाई दुरुस्ती और आसानी से उस 
वक्‍त बन पड़ेगी, जब कि अभ्यासी के मन में ससार 
और उस के पदार्थो की तरफ से किसी कदर वैराग 
आवेगा यानी सलसग में बैठ कर और बचन सुन कर, 
पुराने स्वभाव और आदते और ससार और उसके भोगों 
की चाह मन से निकसती और घटती जावेगी और 
बजाय उनके परमार्थ की कदर और कुल्ल-मालिक के 
चरनों का प्रेम और उसके धाम में पहुँच कर दर्शन 
हासिल करने का शौक पैदा होगा।। 


९ - सच्चे प्रेमी को ऊपर का लिखा हुआ फायदा 
सन्त सतगुरु के सतसंग से जल्द हासिल होगा और 
उसके प्रेम की हालत उनकी दया और मेहर से बढ़ती 
जावेगी और उसके साथ अभ्यास की भी तरक्की होती 
जावेगी | | 


१० - इसी तरह दुनिया और उसके सामान से प्रेमी 
अभ्यासी का आहिस्ता आहिस्ता पीछा छूटता चला 
जावेगा और कुल्ल-मालिक के चरनो मे प्रीत और प्रतीत 
बढ़ती जावेगी | । 


११ - खुलासा यह कि अतर में सुरत इधर से 
सरकली और ऊंचे देश में चढ़ती चली जावेगी और 
जिस कदर यह कार्रवाई बनती जावेगी, उसी कदर देह 

और दुनिया में बधन घटता और हलका होता जावेगा 


| १४२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


क्योकि बगैर इधर से हटने के, मन और सुरत उधर 
की तरफ चल और चढ़ नहीं सकते ।। 


१२ - जो लोग कि इस दुनिया को अपना घर और 
यहाँ के भोग विलास और मान बड़ाई और हुकूमत को 
अपना सुख और आनद समझ रहे हैं, वे अपनी वासना 
और करनी अनुसार बारम्बार ससार मे आवेगे ओर दुख 
सुख और जनम मरन का क्लेश सहते रहेंगे।। 


१३ - जो कोई थोड़ा शोक लेकर के भी राधास्वामी 
मत में शामिल होगा और उपदेश लेकर थोड़ा बहुत 
अभ्यास सुरत शाब्द मार्ग का शुरू कर देगा, वह भी 
सतगुरु की मेहर और दया से एक दिन पार हो जावेगा 
और जनम मरन के क्लेश से बच जावेगा।। 


१४ - इस वास्ते कुल्ल जीवों को मुनासिब और 


लाजिम है कि जैसे तैसे भाव से राधास्वामी मत में 
शामिल होकर और उपदेश सुरत शब्द मार्ग का लेकर, 
थोड़ा बहुत अभ्यास उसका शुरू कर दे तो उनका भी 
बचाव हो जावेगा यानी एक दिन धुर पद मे पहुँच कर 
परम आनंद को प्राप्त होंगे।। 


१५ - राधास्वामी मत मे बडा भारी फायदा यह है 
कि घर बार और रोज़गार छोड़ना नहीं पड़ता । गृहस्थ 
में रह कर राधास्वामी मत का अभ्यास थोड़ा बहुत 
दुरुस्ती के साथ बन सकता है, बशर्ते कि संत सतगुरु 
के बचन के मुवाफिक कार्रवाई की जावे और सहज में 
जीव का कल्यान हो सकता है। दूसरे मतों में यह 
फायदा हासिल नही हो सकता क्योकि जो कोई प्राणों 
के आसरे घट मे चढ़ाई करना चाहे, उसको सख्त 

सजम और अभ्यास प्राणो के रोकने और चढ़ाने का 


| ३१ ] पाँच्वौँभाग [ !१»४३ | भाग 


करना पड़ता है और वह गृहस्थ आश्रम में रह कर बन 
नहीं सकला । जरा सी बे-अहतियाती मे खतरा जान का 
या खौफ सख्त बीमारी का रहता है।। 


बचन इक्कीसवाँ 
पहिले जीव ससार में बसा, रसा, धसा, 
फंसा और ग्रसा गया। अब जो सत सतगुरु 
की मेहर से अपने घट में उलटने का जलन 
करे और बसे, रसे, धसे, फॅसे और ग्रसे, तो 
उसके जीव का कारज सहज में बन जावे।। 
१ - आदि में सुरत राधास्वामी दयाल के चरनों से 


उतर और ब्रह्माण्ड से गुज़र कर पिड मे तीसरे तिल 
अथवा छठे चक्र के मुकाम पर ठहरी और वहाँ से दो 
धार होकर दोनों आँखों में आई और तिल में बसी और 
एक धार ज़बान पर आई और वहाँ सुरत जिह्वा-रस में 
रसी | | 


२ - फिर वही सुरत आँख और कान इन्द्रियों के 
वसीले से ससार में धसी और फैली और कुटुम्ब 
परिवार और धन और माल के मोह में फँसी और 
इस्द्रिय रस और भोगों में ग्रसी यानी गिरफ्तार हुई । | 


३ - इस उतार और फैलाव और फॅसाव की हालत 
मे सुरत इस देह और दुनिया में अपनी आसा मनसा 
और तृष्णा और मन के बधन और प्यार के सबब से 
दुख सुख भोगती है और अक्सर चिन्ता और फिक्र 
इसको सताते रहते हैं।। 


| १४४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 

४ - कोई दुख सुख असली हैं और कोई आरजी। 
असली वह हैं कि जो मन और सुरत को अपने कर्मो के 
सबब से भोगने पड़ते है और आरजी वह हैं कि जो 
ब-सबब प्रीत और बधन दूसरे शख्सो के दुख सुख का 
असर पैदा करते हैं और असल में वह दुख सुख उन 
शख्सों को अपने कर्मो का फल मिला है। 

५ - सिवाय मामूली दुख सुख के एक निहायत 
भारी दुख और तकलीफ मौत की हर एक जीव को 
सहनी पड़ती है और उससे किसी सूरत में किसी का 
बचाव नहीं हो सकता और न कोई उस दुख में किसी 
तरह की मदद और सहायता कर सकता है।। 


६ - अलावा इसके जो उमर भर ससार के कारोबार 
और मन और इन्द्रियो के भोग बिलास में खर्च की गई 
और यही चाह और यही बासना मन में बसी रही, तो 
वह बाद मरने के खींच कर फिर देह में लावेगी और 
इस तरह जनम मरन का चक्कर और ऊँच नीच देह और 
देश में बासा बराबर जारी रहेगा ।। 


७ - कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल और सत 
सतगुरु फरमाते हैं कि जिस किसी को इन लकलीफों 
और मुसीबलो से बचना मंजूर है और अमर देश में 
परम आनद की प्राप्ति चाहता है, उसको चाहिये कि 
संत सतगुरु के सतसंग यानी राधास्वामी सगत में 
शामिल होकर पता और भेद कुल्ल-मालिक राधास्वामी 
दयाल और उनके निज धाम का और भी हाल रास्ते 
और मज़िलो का और जुगत इसके तै करने की सुरत 
शब्द मार्ग का अभ्यास करके मुफस्सिल तौर पर 
दरियाफ्त करके अभ्यास शुरू कर दे और कुल्ल-मालिक 


| ३१ ] पाँच्वौँभा [ /»4 | भाग 


राधास्वामी दयाल और उनके सलसग की सरन दृढ़ 
करे, तब उसका कारज बनना शुरू होगा यानी सुरत 
और मन उसके सिमटते और घर की तरफ चलते और 
-चढ़ते जावेगे | | 

८ - जैसे कि सुरत पिंड मे उतार के वक्‍त देह और 
ससार और कुटुम्ब परिवार वगेरा में बॅँध गई, ऐसे ही 
जब अतर मे शाब्द और राधास्वामी दयाल के चरनों में 
प्रीत और प्रतीत के साथ लगेगी, तब छुटकारा जनम 
मरन से और प्राप्ति परम धाम की मुमकिन है।। 


९ - इस वास्ते चाहिये कि पहिले सुरत तीसरे तिल 
मे बसे और शब्द के रस में रसे और अधर में धुन 
सुनती हुई धसे और गुरु चरन मे प्रेम प्रीत के साथ 
फंसे और दर्शन और स्वरूप मे ग्रसे, तब ससार की 
तरफ से हटाव और सच्चे परमार्थ यानी कुल्ल-मालिक 
के चरनों में झुकाव और रास्ते का तै होते जाना मालूम 
पड़े और रफ्ता २ एक दिन काम पूरा बन जावे।। 


१० - यह सब काम सत सतगुरु या उनके प्रेमी 
सेवक के सतसंग में बन सकता है, और किसी की 
संगत में यह बात हासिल नहीं हो सकती। चाहे कोई 
अमीर होवे या गरीब, जब तक सतगुरु के चरनो और 
उनके सतसंग में सच्चा दीन नहीं होगा, कुछ फैज़ और 
फायदा नही हासिल कर सकला।। 


११ - इस किस्म का सलसग आजकल राधास्वामी 
मत मे जारी है और पता और भेद कुल्ल-मालिक और 
उसके धाम का वहीं मालूम हो सकता है और हाल 
रास्ते और मज़िलों का और तरीका चलने का सुरत 

शब्द मार्ग के अभ्यास से, वहाँ वक्‍त उपदेश के समझाया 


| १४६ ]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


जाता है। और किसी मत में जो आज कल जारी हैं, 
यह भेद और उपदेश बिल्कुल नहीं है।। 


१२ - जो जीव कि मौल के कष्ट और क्लेश और 
जनम मरन के चक्कर से बचना चाहें, उनको चाहिये 
कि राधास्वामी सगत मे शामिल होकर और कोई दिन 
सतसग करके उपदेश लेकर अभ्यास शुरू करे और 
कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु की 
सरन दूढ़ करें, तो उन के जीव का कारज सहज में 
बन जावेगा और अनेक तरह के कष्ट और क्लेश और 
दुक्खों से बचाव हो जावेगा और अमर धाम में बासा 
और कुल्ल-मालिक सत्त पुरुष राधास्वामी दयाल का 
दर्शन पाकर परम आनद को प्राप्त होगे।। 


१३ - जो जीव भूल और भरम करके राधास्वामी 
संगत में शामिल नहीं होंगे और ऊपर की लिखी हुई 
कार्रवाई यानी सुरत शाब्द मार्ग का अभ्यास नहीं करेंगे, 
लो वक्त मौल के अत्यन्त दुख पावेगे और चौरासी जोनों 
मे माया के घेर मे भरमते रहेंगे यानी बारम्बार ऊँची 
नीची देह धर कर दुख सुख और जनम मरन का क्लेश 
सहते रहेंगे । । 


बचन बार्डसवोँ 


जाँचो, सम्हलो और होशियार हो। खोजो, 
रलो और मिलो। और गाओ, ध्याओ और 
बजाओ | | 

दुनिया का हाल नाशमानता का जाँच 
कर सम्हलो यानी उसमे धोखा न खाओ और | 


| २] पाँच्वौँभा [१४७ | भाग 
होशियार हो यानी उससे न्यारे होने की 
पेश्तर मौत के वक्‍त से तदबीर करो। और 
वह तदबीर यह है कि सतगुरु खोजो और 
उनके सलसग मे रलो और उन से प्रेम प्रीत 
के साथ मिलो। फिर सतगुरु से उपदेश 
लेकर उन की महिमा और गुन गाओ और 
उनके स्वरूप को निज घट में ध्याओ और 
अन्तर शब्द को बजाओ यानी चित्त से सुनो।। 


१ - इस दुनिया का हाल जो कोई गोर से देखे, तो 
मालूम होगा कि बिलकुल धोखे की जगह है यानी इसमें 
कोई चीज ठहराऊ नहीं है और न अपना ठहराव 
मुमकिन है, फिर भी लोग यहीं के सामान के वास्ते 
बारम्बार चाह उठाते हैं और अनेक तरह के जतन और 
मेहनत उसके पूरा करने के वास्ते करते हैं और वक्त 
पूरन होने चाह के निहायत मगन होते हैं और मन में 
फूलते है और फिर वक्त वियोग के रोते और दुखी होते 
नजर आते हैं।। 

२ - अब ख्याल करो कि ऐसे स्थान मे जहाँ कि 
जीवो का ठहराव थोडे दिनों का है, उनको वह वक्त 
सिर्फ दुनिया के सामान पैदा करने मे और इन्द्रिय भोगों 
का रस लेने मे खर्च करना चाहिये या कि यह काम 
औसत दरजे पर करें और निज घर का (जहाँ से कि 
आदि मे सुरत आई है) खोज करके और पता और भेद 
रास्ते और तरीका चलने का दरियाफ्त करके, कुछ 
कार्रवाई इस रास्ते पर चलने की भी करे क्योकि जो 
| ऐसा न किया जावेगा, तो काल मौल के वक्‍त जबरदस्ती ॥ 


| १४८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


और झटके देकर सुरत को देह मे से निकाल कर ले 
जावेगा और महा कष्ट और क्लेश देगा। फिर गौर का 
मुकाम है कि उस रास्ते को जीते जी साफ करना और 
काल के जुल्म से बचने का जतन मुनासिब है या 
नही ।। 

३ - अक्लमद और खोजी आदमी जरूर पेश्तर 
मौल से तहकीक करेगा कि सुरत को बाद छोड़ने देह 
के कहाँ विश्राम करना चाहिये और वह स्थान कहाँ है 
और कौन जतन से उसकी प्राप्ति होवे और उस जलन 
की कार्रवाई में लग जावेगा और घट में रस और 
आनद पाकर उस जलन की कार्रवाई को बढ़ावेगा और 
दुनिया और उसके सामान से आहिस्ता आहिस्ता उस 
की तवज्जह घटती और हटती जावेगी || 


४ - यह बात बगैर मेहर और दया सतगुरु के 
हासिल नहीं हो सकती, इस वास्ते मुनासिब होगा कि 
जब दुनिया का हाल देख कर होशियारी आवे, तब सत 
सतगुरु का खोज करके उनके सतसग मे शामिल होवे 
और प्रेमी जन से जो उस सतसंग में शामिल हैं हेल 
मेल पैदा करे, यहाँ तक कि उनमें अच्छी तरह से रल 
मिल जावे और बचन सुन कर अपने मन ओर बुद्धि की 
सफाई करता जावे और संत सतगुरु की सेवा करके 
और उनके चरनों में प्रीत प्रतीत लाकर मुहब्बत पैदा 
करे, ताकि पूरा मेल हो जावे और वे इसको अपना 
लेवे। । 

५ - जब शौक के साथ कोई जीव सतो के सतसंग 
में शामिल होकर उनसे मिलेगा, तब वे दया करके 
उपदेश सुरत शाब्द मार्ग का देवेगे और पता और भेद 


| २ ] पाँच्वौँभ [ १४९ | भाग 


कुल्ल-मालिक के धाम का, और भी रास्ते की मजिलों 
का, समझा कर जुगल चलने की बतावेंगो, जिसकी 
कमाई से कुछ भेद अतर का खुलेगा ।। 


६ - जब सत सतगुरु की दया से मन और सुरत 
का सिमटाव और चढ़ाई घट में थोड़ी बहुत मालूम पड़े 
और कुछ रस आवे, तब बारम्बार उनकी और 
कुल्ल-मालिक राधासवामी दयाल की महिमा गाना चाहिये 
और जो जो दया और मेहर उन्होने समय समय पर की 
है, उसका मन ही मन मे शुकराना करना चाहिये ।। 


७ - कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल और सत 
सतगुरु की महिमा अगम और अपार है और किसी की 
ताकत नही कि जो जर्रा भी उनके गुन गा सके, लेकिन 
हर एक प्रेमी को चाहिये कि अपनी समझ और ताकत 
के मुवाफिक गुन गावे और महिमा वर्णन करे, तो 
उसके मन में हुलास और उमंग पैदा होगी और प्रेम 
जागेगा और अभ्यास सुखाला ओर रसीला बन पड़ेगा । | 


८ - प्रथम अभ्यास नाम का सुमिरन और गुरु 
स्वरूप के ध्यान का करना चाहिये। इससे मन निश्चल 
होगा और रस पावेगा और स्थान स्थान पर ध्यान करने 
से तरक्की होती जावेगी और चरनो में प्यार और 
विश्वास बढ़ता जावेगा और अलर मे सफाई होती 
जावेगी | | 


९ - जब गुरु स्वरूप का ध्यान किसी कदर 
दुरुस्ती से बन पड़ेगा, तब मौज और दया से शाब्द भी 
साफ सुनाई देगा और उस में तवज्जह लगाने से सत 
सलगुरु की दया से मन और सुरत चढ़ेंगे और रफ़्ता 


| १५० ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


रफ्ता ऊँचे देश का विलास और आनद देख कर मगन 
होते जावेगे। | 


१० - इस तरह अभ्यास करने से जीव का कारज 
सहज में बनना शुरू होगा और एक दिन माया के पार 
धुर पद मे पहुँच कर परम आनद को प्राप्त होगा और 
जनम मरन और देहियों के बंधन और दुख सुख के 
भोग से कतई छुटकारा हो जावेगा ।। 


११ - ऐसी महिमा संत सतगुरु की है कि उनके 
-चरनो मे लग कर जगत के जीव सहज में तर सकते 
है यानी माया के घेर के पार पहुँच कर सत्त पुरुष 
राधास्वामी देश मे जहाँ काल और कर्म व मन और 
माया नहीं है, बासा पा सकते हैं ।। 


१२ - राधास्वामी सगल कुल्ल-मालिक राधास्वामी 


दयाल और संत सलगुरु की संगत है। जो उसमें 
शामिल होगा और उपदेश लेकर गुरु स्वरूप का ध्यान 
और राधास्वामी नाम का सुमिरन और शब्द का श्रवन 
मन और सुरत से अपने घट मे शुरू करेगा और भेद 
लेकर राधास्वामी दयाल के चरनो मे प्रीत प्रतीत करेगा, 
उस पर बराबर दया होती जावेगी और हर तरह से 
उसकी रक्षा और सम्हाल फरमा कर कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु उस जीव को एक 
दिन निज घर में पहुँचा कर छोड़ेंगे, जहाँ से फिर देह 
और दुनिया मे आना नही होगा और जहाँ सदा आनद 
और महा सुख प्राप्त होगा ।। 


| ३३] पाँच्वौँभाग [ १५१ | भाग 
बचन तेर्डसवो 


मन भूले को समझाओ, शेतानी अग 
हटाओ, राधास्वामी चरनन चित्त लगाओ, 
गुरु सन्मुख दीनता लाओ, तब घट में चढ़ 
फल पाओ।। 


१ - इस दुनिया मे सब जीव सच्चे ओर कुल्ल-मालिक 
और उसके निज धाम को जो उनका निज घर है, भूल 
कर अनेक पदार्थो और जीवों में बंध रहे और भरम रहे 
हैं और हरचद एक दूसरे को मरते देखते हैं और और 
चीज़ों का भी अभाव होता हुआ नज़र आता है पर 
अपनी मौल का ख्याल दिल में बहुत कम गुज़रता है 
और कभी ऐसा सोच पैदा नही होता कि बाद मरने के 
कहाँ जाना होगा और वहाँ सुख मिलेगा या दुख।। 

२ - इस दुनिया मे थोड़े दिनो का ठहराव है जिस 
के वास्ते सुख हासिल करने और दुख दूर करने के 
लिये अनेक जतन करते हैं और जानते हैं कि सुरत 
यानी जीव आत्मा अमर है, पर ज़रा भी खोज इस बात 
का नही करते कि आइन्दा बाद मरने के सुख मिलेगा 
या दुख और कहाँ बासा पावेंगे और दिन दिन ससार 
और उसके पदार्थो मे और भी कुटुम्ब परिवार में 
लिपटते जाते हैं और उनके निमित्त अनेक तरह के 
जतन यानी कर्म करते हैं।। 


३ - यह भूल और भरम बगेर सतसंग सतगुरु के 
दूर नही हो सकता, क्योकि सिर्फ उनके सलसग मे भेद 
कुल्ल-मालिक और उसके निज धाम और रास्ते की 
 मंजिलों का वर्णन होला है और दुनिया ओर तीन लोक | 


| १५२] प्रेमपत्रराधास्वामी [ बचन | पत्र राधास्वामी 


की रचना का (जो माया के घेर में है) निर्णय खोल 
करके किया जाता है यानी यह बात जोर के साथ 
समझाई जाती है कि जो कोई माया के देश मे रहेगा, 
वह जनम मरन और देहियों के दुख सुख से नहीं 
बचेगा, जब तक कि कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल 
के दर्शन और उनके निज धाम में पहुँचने की आसा 
मजबूत बाँध कर, उस तरफ चलने का अभ्यास नही 
करेगा । | 


४ - लेकिन भेष और पडित और जिनके घरो मे 
बसावली गुरवाई जारी है और इन सब के बहकाने से 
जगत जीव सत सतगुरु और उनके सतसंग की निन्दा 
करते हैं और अपने रोजगार और मान बड़ाई और 
फायदे के वास्ते नहीं चाहते हैं कि कोई जीव सतो के 
सतसंग में शामिल होवे और सच्चे मत यानी सच्चे 
कुल्ल-मालिक का भेद और उसके धाम में चढ़ कर 
पहुँचने की जुगती से वाकिफ होकर चलने का अभ्यास 
करे। | 


५ - यह लोग काल पुरुष के दूत हैं और इस 
दुनिया की रचना की सम्हाल और रक्षा के लिये पैदा 
किये गये हैं। जो कोई इनका संग करेगा और बचन 
मानेगा, वह काल और माया के घेर मे रहेगा और 
बारम्बार ससार ही में भरमेगा। | 


६ - जो कोई दयाल मत में शामिल होकर, दयाल 
पुरुष के धाम में बासा चाहे, उसको लाजिम है कि उन 
जीवो के सग से, जो काल मत का उपदेश करते हैं 
(जैसे मूरल और निशान की पूजा, तीरथ, बरत, हठ 
जोग, बुद्धि जोग, प्राण जोग, बाचक ज्ञान वगेरा) बचा 


| ३३] पाँच्वौँभा [ १५३ | भाग 


रहे और सत सतगुरु के सतसंग का पता लगा कर 
उसमे शामिल होवे, तब सच्चा भेद और सच्चा मारग 
सच्चे मालिक से मिलने का हासिल होगा।। 


७ - मालूम होवे कि सिवाय काल के दूतों के, 
अपना मन और इन्द्रियाँ भी काल के प्यादे हैं और 
इनका पूरा पूरा झुकाव ससार और उसके भोग बिलास 
की तरफ है। संत सतगुरु और उनके सतसंग की 
मदद लेकर, इनका मुख मोड़ना चाहिये यानी मन में 
शौक सच्चे मालिक से मिलने का पैदा करके, उसको 
और भी इन्द्रियो को सच्चे मालिक से मिलने के जलन 
में मुख्य करके लगाना चाहिये और दूसरे दरजे पर 
ससार के कारोबार भी (जो औसत दरजे पर जरूरी हैं) 
जैसे रोजगार और अपनी देह और घरबार का काम 
और व्यवहार वगेरा करना चाहिये। 


८ - सिवाय संत सतगुरु के सतसग और उनकी 
दया और मेहर के यह मन और इन्द्रियां कभी सीधे नही 
चलेगे। इस वास्ते पहिले खोज सत सतगुरु ओर उनके 
सलसग का जरूर है और फिर भाव और दीनता से 
उस में शामिल होना और बचन सुन कर विचारना ओर 
जिस कदर बन सके उसके मुवाफिक कार्रवाई करना, 
तब काल अग किसी कदर आहिस्ता आहिस्ता जीता 
जावेगा और चित्त थोड़ा बहुत कुल्ल-मालिक राधास्वामी 
दयाल के चरनों में लगेगा || 


९ - जिस कदर भेद और महिमा राधास्वामी दयाल 
की सलसग में सुनी जावेगी, उसी कदर ज़रूरत सच्चे 
परमार्थ के कमाने की मन में समझी जावेगी और दया 

लेकर करनी थोड़ी बहुत बनती जावेगी और अतर में 


2 


| १५४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


उसका फायदा भी कुछ कुछ मिलता जावेगा। इस तरह 
दिन दिन शौक और प्यार और प्रतीत, चरनों मे 
कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु के 
बढ़ते जावेगे और दीनता यानी गरजमदी ज्यादा होती 
जावेगी | | 


१० - प्रेम और दीनता के साथ सुरत शब्द मार्ग के 
अभ्यास में, संत सतगुरु की मेहर और दया से तरक्की 
होती जावेगी और घट में परचे मिलते जावेगे और मन 
और सुरत चढ़ कर ऊँचे देश का रस और आनंद 
लेवेंगे, तब इस जीव को संत सतगुरु और उनके 
सतसंग और उपदेश और दया की महिमा थोड़ी बहुत 
मालूम पड़ेगी और चरनो में प्रीत और प्रतीत दिन दिन 
बढ़ती जावेगी। इसी तरह एक दिन धुर धाम में पहुँच 
कर कारज पूरा बन जावेगा यानी सुरत अमर और 
परम आनंद को प्राप्त होगी और अपने सच्चे माता पिता 
कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल का दर्शन पाकर चरनों 
मे बासा पावेगी और जनम मरन और बारम्बार देह 
धारन करने के कष्ट और क्लेश से कतई छुटकारा हो 
जावेगा | | 


बचन चोबीसवों 


उगलो, निगलो, देओ और लेओ। जगत 
को उगलो, शाब्द की धुन को जो अमी की 
धार है निगलो, तन मन धन देओ और प्रेम 
दान लेओ।। 


| ३४ ] पाँच्वौँभा [१५१ | भाग 


१ - जीव बहुत काल से रचना में आया है और 
अनेक जनम इसके माया देश में गुज़र गये हैं। इस 
सबब से बधन मन इन्द्रिय और देह के सग और भी 
साथ कुटुम्ब परिवार और धन माल और भोगों के, बहुत 
गाड़े और मजबूत हो गये हैं और इसी किस्म के 
खियालात और तरगे और ख्वाहिशें मन में समा रही 
है। | 


२ - जब से कि यह जीव हाल के जनम में पैदा 
हुआ और उस वक्त तक कि सत सतगुरु के सन्मुख 
या उनके सलसग में हाजिर हुआ, इस अर्स में कुल्ल 
वक्त अपना दुनिया के कारोबार और रोज़गार और देह 
के व्यवहार में और कुटुम्ब परिवार और बिरादरी और 
दोस्त और आशना वगैरा के सग में खर्च करता रहा 
और यही ख्याल और तरगें ओर गुनावन हर वक्त, चाहे 
एकान्त में और चाहे भीड भाड़ के सग, उठती रहीं। 
अब जब तक कि यह मसाला निकाला न जाय, तब 
तक परमार्थ के बचन हृदय मे केसे समा सकते है और 
क्योंकर याद रह सकते हैं।। 


३ - इस वास्ते सन्त सतगुरु फरमाते हैं कि पहिले 
जगत यानी दुनिया को उगलो यानी अपने मन से 
संसारी ख्यालो को हटाओ और कम करो और बजाय 
उसके सलसग में हाजिर होकर, सलगुरु के बचनो को 
चेत कर सुनो ओर समझो और अतर हृदय में बसाओ। | 


४ - जिस कदर सतसंग के बचन होशियारी के 
साथ सुनने और समझने मे आवेगे, उसी कदर दुनिया 
के ख्याल ओछे और लुच्छ दिखलाई देवेगे और मन से 

आहिस्ता २ निकसते जावेगे और इसी तरह तरगे और 


| १५६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


रब्वाहिशें भी घटती जावेगी, तब हृदय किसी कदर 
साफ ओर निर्मल होता जावेगा और आहिस्ते २ परमार्थ 
का रंग चढ़ता जावेगा यानी कुल्ल-मालिक राधास्वामी 
दयाल और सत सतगुरु के चरनो में भाव और प्यार 
मन में पैदा होता जावेगा ।। 


५ - जब इस कदर असर सलसग का जाहिर 
होवेगा, तब सतगुरु मेहरबान होकर उपदेश ध्यान और 
भजन का देवेगे यानी मन और सुरत को स्वरूप के 
आसरे समेटने और जमाने और शब्द के आसरे चढ़ाने 
और ठहराने का जतन समझावेंगे और उसका नित्त 
अभ्यास करावेगे। इस जुगल से मन को अतर में रस 
मिलेगा और सुरत को आनद प्राप्त होगा।। 


६ - जिस कदर मन और सुरत अतर में विरह और 
प्रेम अग लेकर शाब्द और रूप मे लगेंगे, उसी कदर 
रस और आनद बढ़ता जावेगा और शान्ति और ताकत 
आती जावेगी यानी अमी अहार प्राप्त होना शुरू होगा ।। 


७ - लेकिन यह हालत उस वक्त हासिल होगी, 
जब कि मन से चाहें और तरगें ससार के भोग विलास 
और मान बड़ाई की दूर हो जावेगी और गुरु स्वरूप 
और शब्द मे गहरा प्यार आ जावेगा। पर यह कैफियत 
कुछ अर्से के सतसग और अंतर अभ्यास से पैदा 
होगी । | 

८ - मन और इन्द्रियां ससार के भोगों में निहायत 
लिप्त हो रहे है और जाती झुकाव इनका दुनिया की 
तरफ है। इस वास्ते जो कोई इनका मुख अतर में मोड़ा 
चाहे, उसको बहुत खैंचातानी करनी पड़ती है यानी 
कोई दिन मन के साथ लडाई और झगड़ा करना पड़ता 


| ३४ ] पाँच्वौँभा [ १५७ | भाग 


है, तब यह सतगुरु की मेहर से कोई अर्से में थोड़ा 
बहुत सीधा चलता है। । 


९ - इस काम के करने के लिये परमार्थी अभ्यासी 
को मुनासिब है कि अपने मन की चौकीदारी करे यानी 
हर वक्‍त इसकी चाल ढाल को निरखता रहे और 
ना-मुनासिब और फिजूल और बेजा तरंगो और ख्वाहिशोां 
को रोकता और काटता जावे, तब कोई दिन के 
अभ्यास से यह मन अपनी पुरानी आदत को आहिस्ता 
आहिस्ता छोड़ता जावेगा और उसी कदर परमार्थी 
ख्याल और ख्वाहिश इस में पैदा होते और बढ़ते 
जावेगे। | 


१० - जब प्रेमी परमार्थी के मन और इन्द्रिय किसी 
कदर सीधे चलने लगेंगे, तब उसको तन, मन और 
धन पूरे तौर से सतगुरु के चरनों में अरपन करने में 
कुछ दिक्कत और तकलीफ नही होगी यानी सर्व अग 
करके वह शख्स सलगुरु का सच्चा सेवक और प्यारा 
बालक हो जावेगा और प्रीत और प्रतीत चरनों की 
उसके हृदय में गहरी बस जावेगी ।। 


११ - उस वक्‍त सतगुरु अपनी मेहर और दया से 
उस प्यारे सेवक को प्रेम की दात बख्शिश करेंगे कि 
जिससे उसका तन मन हरा हो जावेगा और सुरत प्रेम 
रंग में सरशार और सरबोर हो जावेगी और धुनों की 
झनकार और अमी की वर्षा घट में हर दम जारी 
रहेगी । | 


| १५८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
बचन पच्चीसवो 


वर्णन हाल सुरत के उतार का ससार 
और पिंड मे और जुगत उसके उलटाने की 
निज धाम की तरफ सुरत शब्द मार्ग के 
अभ्यास से जिसका रास्ता घट में कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल ने जीव के रोजमर्रा की 
हालतो में दिखला दिया है और जोर दे कर 
जाहिर करना इस बात का कि सिवाय शब्द 
के अभ्यास के और कोई रास्ता सुरत की 
चढ़ाई और उसके निज घर में पहुँचाने का 
रचा नही गया है।। 


१ - सुरत यानी रूह कुल्ल-मालिक की अस है और 
हमेशा से उसके साथ अभेद थी।। 


२ - जब मोज हुई और शब्द प्रकट हुआ, तब धुन 
रूप धारा जारी हुई यानी सुरत निज धाम से नीचे 
उतरी और रास्ते में किसी कदर फासले पर ठेके या 
मजिले या स्थान मुकर्रर करती हुई, और हर मुकाम पर 
मडल बाँध कर रचना करती हुई, पहिले और दूसरे 
दरजे यानी निर्मल चैतन्य देश और ब्रह्मांड से गुज़र 
कर, पिंड मे दोनो नेत्रो के मध्य मे पीछे की तरफ यानी 
अंतर में ठहरी और वहाँ से दो धार होकर दोनों आँखों 
में बैठ कर देह ओर दुनिया का कारज करने लगी और 
मन और इन्द्रियो के वसीले से अनेक भोगो और पदार्थो 
और कुटुम्ब परिवार और धन और माल में बॅंध कर 
दुख सुख का भोग करती है।। 


| २५] पाँच्वौँभ [ १५९ | भाग 


३ - सच्चे ओर कुल्ल-मालिक सत्तपुरुष राधास्वामी 
दयाल की दया और तवज्जह इस सुरत पर बहुत है 
यानी जब से यह चरनो से जुदा हुई और धुन रूप 
होकर नीचे उतरी और मनुष्य देह मे आँखों के मुकाम 
पर ठहरी, तब से कुल्ल-मालिक भी इस के सग हर 
पिंड में मौजूद है और इस पर दया की नज़र रखता 
है। । 


४ - यही सुरत या धुन की धारा हर एक स्थान पर 
रूप धरती और रचना करती हुई पिड मे उतरी है, सो 
वे सब रूप गोया कुल्ल-मालिक ने इसकी खातिर आप 
धरे और वह हर एक रूप नीचे के स्वरूप का गोया 
पिता और मालिक और करतार और गुरु है।। 


५ - अव्वल दरजे यानी निर्मल चैलन्य देश की हद 


में, जो रूप कि आदि सुरत यानी शाब्द की धारा ने 
धारन किये, वे अरूप या निर्मल चैलन्य स्वरूप है और 
सब रचना उन्हीं के मडल यानी घेर में है।। 


६ - और जब से कि वह घारा निर्मल माया के देश 
यानी ब्रह्मांड में उत्तरी, वहाँ जो स्वरूप कि उसने धारन 
किये, उन में शुद्ध माया की मिलौनी हुई यानी शुद्ध 
माया के मसाले का गिलाफ या खोल उन पर चढ़ता 
गया। | 


७ - और जब कि वही धारा मलीन माया के देश 
यानी पिंड में उत्तरी, तब से अलावा शुद्ध माया के 
खोलों के, मलीन माया के खोल उस पर और भी उन 
रूपों पर, जो कि इस दरजे में धारन किये, चढ़ते 
गये। | 


| १६० ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


८ - इस तरह सुरत सर्व अग करके उन धाराओं 
के आधीन हो गई, जो कि हर एक स्थान से चैतन्य 
और माया की मिलौनी से प्रकट हुई और यह घारे 
तीसरे दरजे यानी पिंड मे खास कर ज्यादा मलीन और 
बहुत ताकत वाली हैं कि सुरत की धार या तवज्जह को 
जिधर चाहें उधर रैंच कर ले जाती हैं।। 


९ - इसी तरह माया के रचे हुए जड़ पदार्थो मे भी 
खच शक्ति बहुत रक्खी गई है कि वे मन और इन्द्रियों 
की धारों को और उनके साथ सुरत की तवज्जह को 
अपनी तरफ खेंचते हैं । । 


१० - मन और इन्द्रिया मतलब उन औजारो से है 
जो पिंड मे इस गरज से रचे गये कि उनके वसीले से 
सुरत इस मृत्यु लोक की रचना के साथ मेल और 


बर्ताव करे और उससे काम लेवे ।। 


११ - जो रचना कि पहिले दरजे यानी निर्मल 
चैतन्य देश में आदि सुरत ने सत्तपुरुष राधास्वामी 
दयाल की मौज से करी ओर दूसरे दरजे यानी ब्रह्मांड 
मे सब रचना निरंजन और आस्या ने अथवा ब्रह्माडी मन 
यानी ब्रह्म और माया ने सत्तपुरुष से आज्ञा लेकर करी 
और तीसरे दरजे यानी पिंड देश मे जो रचना हुई, वह 
तीनों गुन (ब्रह्मा,विष्णु,और महेश) ने निरंजन जोत के 
इक्म से और उनकी मदद से करी ओर पिंडी मन और 
इन्द्रियाँ पिंड में कारकुन मुकर्रर हुए ।। 

१२ - मालूम होवे कि माया ने विचित्र रचना इस 
लोक मे वास्ते लुभाने और बाधने सुरत के जड़ पदार्थो 
में करी है और मन और इन्द्रियां जिस कदर ताकत 
वाली हैं उनका जोर और शोर बाहर की तरफ जारी हे 


| २५] पाँच्वौँभा [६ £?६१ | भाग 


और अंदर में ऊपर की तरफ जो रास्ता गया है, 
उसकी खबर तक भी नहीं हे और न उधर कभी फेरा 
होता है। इस सबब से जीव हमेशा दुख सुख के चक्कर 
में पड़ा रहता है क्योंकि जिन पदार्थों में और भी कुटुम्ब 
परिवार वगेरा मे जो इसकी आसक्ति है, वह कोई 
ठहराऊ नहीं है।। 

१३ - आम तौर पर सब जीवो का झुकाव दुनिया 
और उसके सामान और भोगो की तरफ हो रहा है और 
बा-वजूदे कि सब देखते है कि एक दिन मरना ज़रूर 
पड़ेगा और उस वक्त कुल्ल असबाब धन और माल 
कुटुम्ब और परिवार एक छिन मे छोड़ दिये जायेंगे और 
सिवाय हसरत और अफसोस के कुछ हाथ नही लगेगा, 
फिर भी किसी को चेत नहीं होता कि मौत की तकलीफ 
के दूर करने का जलन करे।। 

१४ - जब मौत के वक्‍त काल सुरत को ऊपर की 
तरफ खींचेगा और वह अपने स्वभाव और दुनिया में 
बधन और आसक्ति के मुवाफिक, नीचे और बाहर की 
तरफ को झोका खावेगी तो इस खैचातानी में मरने 
वाले को भारी तकलीफ होगी और आगे चल कर बहुत 
दुख जो अपने कर्मो का फल है, सहना पड़ेगा, जिसका 
थोड़ा सा हाल मुरदे की सूरत से जो निहायत भयानक 
और पिटी कुटी हो जाती है, जाहिर होता है।। 


१५ - इस दुख में कोई दुनिया का सामान या 
कुटुम्ब और बिरादरी किसी तरह की सहायता नहीँ कर 
सकते और न धन और माल कुछ मदद दे सकता है, 
अलबत्ता सत सतगुरु और कुल्ल-मालिक राधास्वामी 

दयाल की सरन लेने से और भी उन का उपदेश मानने 


| १६९ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


यानी सुरत शाब्द मार्ग की कमाई करने से मोत का दुख 
बिल्कुल नही व्याप सकता है बल्कि गहरा आनद और 
ख़ुशी कुल्ल-मालिक के दर्शनों के प्राप्ति की हासिल हो 
सकती है।। 


१६ - इस वास्ते जिस किसी को अपना सच्चा 
छुटकारा जनम मरन ओर देहियों के दुख सुख से मंजूर 
है, उसको चाहिये कि सत्त पुरुष राधास्वामी दयाल की 
संगत में शामिल होकर और चित्त से चेत कर बचन 
सुने और समझे और उपदेश लेकर सुरत शाब्द मार्ग 
का अभ्यास शुरू करे, तो बेशक बचाव हो जावेगा ।। 


१७ - कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल की इस 
कदर दया जीवों पर है कि जब से उनको मनुष्य देह 
में पैदा किया है, तब से आप भी उन के अग संग हैं 
और उन को रास्ता सच्चे उद्धार और मुक्ति का और भी 
अपने निज घर मे जाने का साफ उनके रोजमर्रा की 
कार्रवाई मे दिखला दिया है। फिर भी जीव खोज न 
करें और अनेक तरह के कर्म और धर्म और भरम में 
फँसे रहें और रोजगारियों के कहने को मान कर धोखा 
खाते रहें, तो मुकाम अफसोस और लाचारी का है।। 


१८ - वह रास्ता यह है कि जीव की बैठक जाग्रत 
अवस्था मे आँख के मुकाम पर है और सोते वक्त वहाँ 
से सुरत की धार अन्तर मे ऊपर की तरफ खिच जाती 
है, पहिले सूक्ष्म शारीर में जहाँ सुपना देखता है और 
फिर कारन शारीर में जहाँ गहरी नीद में सोता है और 
सकते यानी सच्िपात की बीमारी मे उसके भी परे, जब 
कि स्वास और नब्ज छूट जाती है। इस वक्त में जिस 
जिस शारीर से धार खिंचती जाती है, वही बेकार होता 


| २५] पाँच्वौँभाग [ ?६३ | भाग 


जाता है और उसी के बंधन ढीले हो जाते हैं और एक 
का दुख सुख दूसरे शरीर में नहीं व्यापता।। 


१९ - ऊपर के बयान से साफ जाहिर है कि मुक्ति 
और उद्धार यानी देहियो और रचना के बधनो से छूटने 
का रास्ता, आँख के मुकाम से अन्दर में ऊपर की 
तरफ जारी है। जो कोई उस रास्ते पर चलने का 
जलन करे, वह स्वतंत्र यानी बा-इखि्तियार अपने, जब 
चाहे तब स्थूल सूक्ष्म और कारन देहियों से न्यारा हो 
सकता है। | 


२० - अलावा इसके मरने के वक्‍त जीव इसी रास्ते 
से यानी आँख के मुकाम से घर की तरफ को जाते हैं 
यानी पैरों की डँगलियों से खिंचाव शुरू होता है और 
जब आँख के मुकाम तक पहुँच कर पुतली खिचती है, 
तब मौल हो जाती है। अब ख्याल करो कि जिस रास्ते 
से सोते वक्‍त धार सुरत की अन्तर मे खिच जाती है, 
इसी रास्ते से मौत के वक्‍त खिचाव होता हे, तो फिर 
यही रास्ता देह को छोड़ कर घर की तरफ जाने का 
ठहरा और उसी रास्ते से अन्तर मे पेदायश के वक्‍त 
सुरत ऊँचे मुकाम से पिंड में उतर कर आई है, सो 
उसी रास्ते से मरते वक्‍त पिंड को छोड़ कर जाती है।। 

२१ - जो कोई देहियो के बधन और उनके लाजमी 
दुक्खों से और भी मौत की सख्त तकलीफ से बचना 
चाहे, उसको मुनासिब है कि इसी रास्ते से यानी आख 
के मुकाम से चलने का जतन शुरू करे ओर वह जतन 
सुरत शाब्द मार्ग का अभ्यास है यानी सुरत को धुन में 
जो घट घट में हर वक्‍त हो रही है, लगा कर ऊपर को 

चढ़ावे और जो शब्द की धुन है, वही चैतन्य या जान 


| १६४ |] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


की धार है। खुलासा यह कि जिस धार पर सुरत उतरी 
है, उसी धार पर चढ़ कर उलटना और जहाँ से वह 
धार आई है, वहाँ पहुँचना चाहिये ।। 


२२ - अगर यह कार्रवाई नहीं की जावेगी और 
उमर भर ससार के कारोबार और भोग बिलास मे खर्च 
की जावेगी, लो इस स्वभाव और ससारी आसा और 
बासना के मुवाफिक, बाद मरने के फिर देह धारन 
करनी पड़ेगी, और जो दुख सुख कि देही के साथ 
लाजमी हैं, उनका भोग करना पड़ेगा और मौत के 
वक्त का भारी कष्ट सहना पडेगा और यह चक्कर कभी 
बन्द नहीं होगा।। 


२३ - सिवाय सुरत शब्द मार्ग के और कोई जुगत 
या जलन या अभ्यास, वास्ते उलटाने सुरत के और 


पहुँचाने उसके निज घर मे, रचा नहीं गया यानी सिर्फ 
शब्द की धार को पकड़ करके सुरत धुर पद में पहुँच 
सक्ती है क्योंकि आदि मे शब्द प्रकट हुआ और बाकी 
रचना शाब्द की धार से पैदा हुई, इस वास्ते जो कोई 
शब्द का भेद लेकर और उसकी धार को पकड़ के घट 
में चलेगा, वही कुल्ल-मालिक के चरनों में जहाँ से 
आदि शब्द प्रकट हुआ, पहुँच सकता है और जो कोई 
और किसी धार को पकड़ के चलेगा, वह माया के घेर 
में रहेगा, क्योकि और सब धघारें चेतन्य और माया की 
मिलौनी से जारी हुई हैं और यह सब घारे शाब्द की 
धार के जो रूह और जान की धार है, आधीन और 
ताबेदार हैं और उसी की शक्ति से चैतन्य और कायम 
हैं और अपनी २ कार्रवाई कर रही हैं। जो रूह यानी 
शाब्द की धार खिच जावे, तो और सब घारे बेकार हो 
जाती हैं बल्कि उनका अभाव हो जाता है यानी जब 


| २६ ] पाँच्वौँभा [ ?६५ | भाग 


तक कि रूह की धार वापिस न आवे, तब तक और 
धारें गुप्त और बेकार हो जाती हैं।। 


२४ - शब्द की धार से मतलब चैतन्य की धार से 
है, क्योंकि शब्द चैतन्य का जहूरा और निशान है और 
उसका भेद सिर्फ संतों या उनके प्रेमी सेवकों के पास 
है और आज कल राधास्वामी संगत में उसका अभ्यास 
जारी है। जो कोई सच्चा खोजी या दर्दी होवे, वह वहाँ 
से उपदेश लेकर और अभ्यास शुरू करके अपने जीव 
का काज बना सकता है और जो कोई बाहरमुख 
परमार्थ की कार्रवाई कर रहे है या करेंगे, उनको शुभ 
कर्म का फल कुछ सुख मिल सकता है, पर जीव का 
उद्धार यानी जनम मरन से बचाव हरगिज़ नहीं हो 
सकला । | 


बचन छरब्बीसवों 


रचो, भजो, हटो, तजो, मरो, जीवो, 
और बसो । 


गुरू के रंग रचो, गुरु का नाम भजो, 
जगत से हटो, देह का मोह तजो, शब्द मे 
मरो, अमर होके जीवो और अमर धाम में 
बसो | | 


१ - इस लोक में मौल का बाजार बड़ा गरम है। 
कोई जीव इस से बच नहीं सकता, चाहे केसा ही जतन 
करो।। 


| १६६ ]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
२ - जब तक देह और कुटुम्ब परिवार और इस 
लोक के भोगों और पदार्थो मे मोह ओर उन्हीं की आसा 
और बासना मन में रहेगी, तब तक सिर्फ एक बार नहीं 
बल्कि बारम्बार जनमना और मरना पड़ेगा और मौल 
का भारी कष्ट और क्लेश हर बार सहना पड़ेगा ।। 


३ - जो कोई इस कष्ट और क्लेश से बचना चाहे 
और अमर धाम मे पहुँच कर परम आनन्द को प्राप्त 
होना चाहे, तो इस बात के हासिल करने के लिये सिर्फ 
एक ही जलन है और वह यह है कि पहिले संत सतगुरु 
का खोज लगा कर उनके सलसग मे शामिल होवे और 
बचन सुन कर उनके चरनों में प्रेम प्रीत करे । । 

४ - और कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल और 
उनके धाम का और भी रास्ते और मजिलो का भेद 
और चलने के तरीके का उपदेश लेकर अभ्यास शुरू 
करे। | 


५ - सत सतगुरु उपदेश के वक्‍त गुरु स्वरूप के 
ध्यान की और घट में शाब्द के सुनने की हिदायत 
करेंगे। यही शब्द धुन्यात्मक नाम और गुरु और मालिक 
का नाम कहलाता है। इस मे तवज्जह करने से नाम के 
अभ्यास की बहुत जल्द तरक्की होगी यानी मन और 
सुरत घट मे सिमटेगे और परम धाम की तरफ चढ़ना 
शुरू करेंगे । | 


६ - जो थोड़ा बहुत रस अंतर में मिलना शुरू होगा 
तो सलत सतगुरु और राधास्वामी दयाल के चरनो में 
प्रीत और प्रतीत जागेगी और दूसरों के मन में भी यह 
हाल सुन कर इसी काम यानी अभ्यास करने का शौक 


| २६ ] पाँच्वौँभा [ १६७ | भाग 


पैदा होगा और वे भी सतसंग में शामिल होकर, संत 
सलगुरु की दया का फायदा उठावेगे।। 


७ - जब अभ्यासी को घट में दया और रक्षा के 
परचे मिलने शुरू होंगे, तब उसके मन में प्रेम सत 
सलगुरु के चरनों का बढ़ेगा और उनके रंग में रच 
जावेगा और उमंग के साथ उनके नाम को भजेगा यानी 
सुरत शाब्द मार्ग का अभ्यास शौक के साथ करेगा ।। 


८ - जिस कदर यह कैफियत और हालत बढ़ती 
जावेगी, उसी कदर अभ्यासी का चित्त ससार और 
उसके भोगों और पदार्थो की तरफ से हटता जावेगा 
और परमार्थी अनुराग की दिन २ तरक्की होती जावेगी, 
यहाँ तक कि लोक लाज और मोह जाल के बधन ढीले 
होते जावेंगे और भक्ति अग और भक्ति रीत में बे-तकल्लुफ 
और बगेर झिझक के बर्ताव करेगा ।। 

९ - ऐसे अभ्यासी को यह दुनिया धोखे की जगह 
नजर आवेगी और उस में भाव और प्यार घटता और 
दूर होता जावेगा और सतसंग और सत सतगुरु और 
प्रेमी जन प्यारे लगेंगे और राधास्वामी दयाल के चरनो 
में पहुँचने का इरादा तेज़ और मजबूत होता जावेगा ।। 

१० - जिस कदर अभ्यास यानी ध्यान और भजन 
में मन और सुरत सिमटते और सरकते जावेगे, उसी 
कदर देह और कुटुम्ब का मोह और उस के बधन कम 
और ढीले होते जावेंगे और सुरत की चढ़ाई का शौक 
और अभ्यास तेज होता जावेगा ।। 

११ - जब दया से इस कदर अभ्यास बढ़ेगा कि 
मन और सुरत चढ़ कर तीसरे तिल मे और उसके पार 


| १६८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


पहुँचेगे, तब वे मौत और काल के मुकाम से गुज़र 
जावेगे यानी मर कर जी उठेंगे और उन को इस कदर 
ताकत हासिल हो जावेगी कि चाहे जब ऊपर की तरफ 
को सैर करें और चाहे जब देह मे उत्तर आवें। इसी का 
नाम काल और मौत का जीतना है।। 


१२ - यह काम जल्दी का नहीं है, सहज २ संत 
सतगुरु की दया और नित्त के अभ्यास से दुरुस्त बनेगा 
और मन और सुरत को ऊचे देश मे चढ़ने और ठहरने 
की ताकत हासिल होवेगी ।। 


१३ - जो कोई अपने तन, मन, धन को सतगुरु 
पर वारे और प्रेम प्रीत उनके चरनों में करे, उसी को 
सच्चा बैेराग ससार और उसके सामान की तरफ से 
हासिल होवेगा और वही सच्चा अनुराग कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल के चरनो मे करेगा और उसी की 
हालत अंतर अभ्यास मे बदलती जावेगी यानी उसके 
मन और सुरत सिमटते और घर की तरफ चढ़ते 
जावेंगे। फिर उसी का देह और इन्द्रिया और मन रूपी 
आपा, शाब्द में तीसरे तिल के मुकाम और उसके परे 
पहुँचने पर मर जावेगा, यानी यह आपा तीसरे तिल में 
और कुछ उसके नीचे रह जावेगा और सुरत और निज 
मन चेत कर ऊपर चढ़ेंगो।। 


१४ - फिर वहाँ से त्रिकुटी में पहुँच कर निज मन 
भी रह जावेगा और सुरत न्यारी होकर, छड़ी, अपने 
निज घर की तरफ चलेगी और सत सतगुरु की मेहर 
और दया से अमर लोक मे पहुँच कर बासा पावेगी ओर 
अमर आनन्द को प्राप्त होवेगी । | 


| ३७] पाँच्वौँभाग [ १६९ | भाग 


१५ - जब तक इस तौर पर कार्रवाई न की जावेगी 
तब तक जीव का सच्चा कल्यान नहीं होगा यानी किसी 
न किसी किस्म की देही के साथ बधन और दुख सुख 
और जनम मरन का चक्कर नहीं मिटेगा। इस वास्ते 
सब जीवो को चाहिये कि सत सतगुरु का खोज करके 
उनके सलसग मे शामिल होवे ओर सुरत शाब्द मार्ग का 
उपदेश लेकर, जिस कदर बन सके, अभ्यास करें और 
कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल की सरन दृढ़ करें, तो 
वे दया करके सब भाति बचावेगे और एक दिन दयाल 
देश मे बासा देंगे, जहाँ हमेशा को सुखी हो जावेंगे।। 


बचन सत्तार्ईसवो 


निरखो और छोडो, परखो और पकडो। 
दुनिया का हाल नाशमानता का निरख कर 
उसको मन से छोड़ते जाओ और सत्त की 
अस जो यहाँ मौजूद है, उसकी परख करो 
और पकड़ के सत्त सिध से मिलो।। 

१ - जो कोई नज़र गोर और विचार से इस दुनिया 
और उसके सामान और हाल को देखे, उसको मालूम 
होगा कि सब कारखाना और सुख और आनन्द यहाँ 
का नाशमान है और चाहे जिस कदर मेहनत और 
कोशिश करके, चाहे जितना सामान और दोलत कोई 
जमा करे, वह सब एक दिन छोड़ना पड़ेगा ।। 


२ - इसी तरह नेकनामी और शोहरत और इज्जत 
इस लोक की ठहराऊ नही है। उसके हासिल करने के 


| १७० ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


लिये पचना और खपना और जान देना, अपनी उमर 
और चेलन्यला यानी जान को ओछी पूँजी और थोड़े 
फायदे के लिये खर्च करना है।। 


३ - परमार्थी हिसाब मे वह शख्स अक्लमन्द और 
विचारवान और बडभागी समझा जाता है कि जो अपने 
तन, मन, धन, और उमर को कुल्ल-मालिक सत्तपुरुष 
राधास्वामी दयाल की भक्ति और उनके दर्शनो की 
प्राप्ति के निमित्त खर्च करे । ऐसी कार्रवाई से उसको 
बगेर मागो बडाई और शोहरत इस लोक मे और परम 
आनन्द और अमर स्थान बाद छोड़ने इस देह और देश 
के प्राप्त होगा और देहियों के साथ दुख सुख का भोग 
और जनम मरन का चक्कर कतई दूर हो जावेगा । यह 
फायदा ससारी कार्रवाई से चाहे वह किसी कदर 
मेहनत और कोशिश और धन खर्च करके की जावे, 
हासिल नहीं हो सकता है।। 


४ - जो कोई रस्मी यानी संसारी परमार्थ की 
कार्रवाई करे, उससे भी उस फायदे का हासिल होना 
जो ऊपर लिखा गया है यानी सत्तपुरुष राधास्वामी देश 
में बासा और अमर आनद का प्राप्त होना, मुमकिन 


नही है । । 


५ - रस्मी और ससारी परमार्थ से मुराद उन मतों 
की कार्रवाई से है कि जो सलत अथवा राधास्वामी मत 
से अलेहदा इस ससार में जारी हैं और जिनमे 
कुल्ल-मालिक सत्तपुरुष राधास्वामी दयाल और उनके 
धाम का पता और भेद और तरीका चढ़ कर पहुँचने का 
उस धाम में और हासिल करने दर्शन कुल्ल-मालिक 
का, पाया नहीं जाता है।। 


| २७ ] पाँच्वौँभाग [ १७१ | भाग 
६ - संत मत के मुवाफिक जब तक कार्रवाई नही 
की जावेगी, तब तक असली सत्त पद मे पहुँचना 
मुमकिन नहीं है और न उस सत्त सिंध की अस यानी 
सुरत की परख और पहिचान आवेगी जिसके आसरे 
तमाम रचना पिंडी की ठहरी हुई और कार्रवाई कर रही 
है।। 


७ - बड़भागी वही जीव है कि जिसको संतों का 
सतसंग मिल गया। उनके दर्शन और बचन से नित्त 
आख खुलती चली जावेगी। और इस दुनिया का हाल 
कि धोखे का मुकाम है, अच्छी तरह समझ में आवेगा 
और कुल्ल-मालिक और उसके धाम की महिमा ब-ख़ूबी 
मालूम पड़ेगी। लब यह शख्स संसार और उसके 
सामान और कारोबार को ओछा और नाशमान यकीन 


करके निज धाम मे पहुँचने और कुल्ल-मालिक का 
दर्शन करने का इरादा सच्चा और पक्का करके जो 
जुगत कि सुरत शब्द मार्ग की राधास्वामी मत में 
समझाई है, उसका अभ्यास शौक के साथ शुरू करेगा 
और सत सतगुरु की दया से एक दिन कारज उसके 
जीव का दुरुस्त बन जावेगा, यानी परम धाम में बासा 
पावेगा | | 


८ - दुनिया और उसके सामान और भोग बिलास 
का छोड़ना आसान नही है। ब-सबब जीव के जनमान 
जनम से बर्ताव करने और फासे रहने के ससार मे, मन 
और इन्द्रियों का यही स्वभाव पड़ गया है कि भोगों में 
लिपटे रहते हैं और उन्हीं की बारम्बार चाह उठाते हैं 
और जतन करते हैं। इस वजह से मन कभी ससारी 


| १७२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


करतूत और ख्यालों से खाली नही रहला। जब कभी 
परमार्थ के बचन सुनता है, उस वक्त वे किसी कदर 
अच्छे मालूम होते हैं लेकिन जब वहाँ से अलेहदा हुआ 
या बचन मौक़ूफ हुये, तब फौरन संसारी ख्याल और 
गुनावन पैदा होकर उसकी तवज्जह को फिर ससार में 
खींच कर लगा देते हैं।। 


९ - यह स्वभाव मन और इन्द्रियो का जब तक कि 
सत सतगुरु और प्रेमी जन का सग कुछ अर्स के वास्ते 
नित्त नहीं मिलेगा, तब तक बदला नहीं जावेगा। इस 
वास्ते सच्चे प्रेमी को मुनासिब है कि पहिले कोई दिन 
संत सतगुरु का सग करके अपनी समझ बूझ और 
ख्याल और पकड़ और स्वभाव को बदलवावे और भक्ति 
की रीति और बर्तावा और ससार से किसी कदर बैराग 
की चाल ढाल और प्रेम की हालत को अपने हृदय में 
बसावे और उसी मुवाफिक प्रेमी जन के सग बर्ताव 
शुरू करे, तब मन और इद्रियाँ थोड़े बहुत सीधे चलेगे 
और किसी कदर सफाई और थिरता यानी निश्चलता 
हासिल करेंगे और अन्तर अभ्यास में सुरत शाब्द मार्ग 
के लगेंगे । | 


१० - इस तरह कार्रवाई करने से हालत जल्द 
बदलेगी और कुछ पहिचान सुरत और शाब्द की आवेगी 
और शौक सत्त सिन्ध में पहुँचने का बढ़ेगा और सत 
सतगुरु की मेहर से एक दिन सुरत चढ़ कर निज पद 
मे बासा पावेगी और परम आनन्द को प्राप्त होगी ।। 


| ७८] पाँच्वौँभा [ १७३ | भाग 
बचन अड्डार्इसवॉ 


समेटो और चढाओ। 
मत बिखेरो और मत उतारो। 


मन और सुरत को समेटो और चढ़ाओ 
और उनको फिजूल मत बिखेरो और मत 
उतारो | | 


१ - मन और सुरत देह में और भी ससार में बिखर 
रहे हैं और अनेक जगह इनका बंधन हो रहा है कि 
जिसके सबब से दुख सुख सहते हैं।। 


२ - ऐसे ही मरने के वक्‍त मन और सुरत को, इस 
देह के छोड़ने में निहायत दरजे की तकलीफ होती है 
और कोई उस वक्त सहायता नहीं कर सकता। जो 
कोई देह के संग जो दुख सुख व्यापता है और मौत के 
वक्‍त जो सख्त तकलीफ होती है, उनसे बचना चाहे, 
तो उसको मुनासिब है कि आहिस्ते आहिस्ते अपनी 
बैठक बदले यानी जो जाग्रत के वक्‍त सुरत का आखो 
मे बासा है, वहाँ से राधास्वामी मत के मुवाफिक 
अभ्यास करके, उसको ऊपर यानी निज घर की तरफ 
-चलावे। | 


३ - इस कार्रवाई से दोनो मन और सुरत का 
सिमटाव होगा और आँख के स्थान से हट कर ऊपर 
की लरफ चढ़ेंगो। इस तौर से उनका फैलाव और 
बिस्तार ससार मे कम होता जावेगा और बधन भी ढीले 
होवेंगे कि जिसके सबब से दुनिया और देह का दुख 

सुख कम व्यापेगा || 


| १७४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


४ - यह अभ्यास मन और सुरत को समेटने और 
चढ़ाने का अखीर वक्त मे यानी मौत के समय बहुत 
कुछ मदद दुख सुख के भुलाने और मौत का असर न 
व्यापने मे देगा यानी जिस सिमटाव और खिचाव को 
यह शख्स अभ्यास के वक्‍त रोजमर्रा जोर देकर चाहता 
रहता है, वह अखीर वक्‍त पर मौज से सर्व अग करके 
होवेगा और तब शब्द भी खुलेगा और रूप भी दरसेगा 
और निहायत दरजे का आनंद प्राप्त होवेगा | | 


५ - यह तरकीब समेटने और चढ़ाने मन और 
सुरत की, सुरत शब्द मार्ग के अभ्यास से सिफ 
राधास्वामी मत में जारी है। जो कोई अपना सच्चा 
उद्धार यानी बारम्बार देह धारन करने और छोड़ने से 
बचना चाहे, उसको चाहिये कि राधास्वामी सगत मे 
शामिल होकर सतसंग और अभ्यास करे। तब कोई 
दिन मे उसको वह कैफियत और हालत जिसका जिक्र 
ऊपर किया गया है, मालूम होवेगी।। 


६ - फिर जिस कदर प्रीत ओर प्रतीत कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल के चरनों मे और भाव और प्यार सत 
सतगुरु में बढ़ता जावेगा, उसी कदर चढ़ाई ज्यादा 
होती जावेगी और अंतर में रस और आनंद विशेष 
आवेगा और देह और दुनिया से आहिस्ते २ छुटकारा 
होता जावेगा । 


७ - परमार्थी अभ्यासी को मुनासिब है कि बहुत 
बखेड़ो के काम में न पड़े और न फिज़ूल चाह अपने 
बिस्तार और नामवारी की इस दुनिया में उठावे, 
क्योंकि ऐसी चाहें जीव को हमेशा कर्म मे बाँधे रखती 
हैं और इस तरह कभी नि:कर्म नहीं होवेगा।। 


र 


| २७८] पाँच्वौँभ [ १७५ | भाग 


८ - जिस कदर कार्रवाई मन और डुंद्रियों की 
बाहरमुख ज्यादा होगी, उसी कदर मन और सुरत 
बाहर बिरवरेंगे और सिमटाव कम होगा। इस वास्ते 
मुनासिब है कि जो कोई सच्चा परमार्थ कमाना चाहे, 
वह सिर्फ जरूरी और मुनासिब कार्रवाई देह और 
घरबार और रोजगार की करे ओर फिज़ूल ओर बे-फायदा 
और बे-मतलब अपना वक्त इस किस्म के कामो में खर्च 
न करे।। 


९ - अलावा इसके उसको मुनासिब है कि दो तीन 
बार अभ्यास समेटने और चढ़ाने अपने मन और सुरत 
का दिन रात मे जिस कदर दुरुस्ती के साथ बने करता 
रहे तो उसको यह फायदा हासिल होगा कि जिस कदर 
मन और सुरत बाहरमुखी कार्रवाई के सबब से उतरेंगे 


या फैलेंगे, उसी कदर कमोबेश सिमट आवेगे और 
अपने ठिकाने और निशाने पर जा पहुँचेंगे बल्कि प्रेमी 
जन के सुरत और मन रोज-बरोज़ सिमटाव और चढ़ाई 
में थोड़ी बहुत तरक्की करेंगे कि जिससे मुकाम मन 
और सुरत के चढ़ाई का ऊंचे की तरफ को ज्यादा 
बदलला और बढ़ता जावेगा ।। 


१० - जिस कदर कि अभ्यास के वक्‍त मन और 
सुरत का सिमटाव और चढ़ाई होती जावेगी, उसमे से 
किसी कदर अग मन और सुरत का ऊचे देश में 
आहिस्ते आहिस्ते बसला जावेगा और तब वक्त अभ्यास 
के बाकी अग को समेटने और चढ़ाने मे बहुत दिक्कत 
न होगी ।। 


११ - लेकिन यह हालत सच्चे और गहरे प्रेमी 
सतसंगी की होगी और उसी से अभ्यास इस कदर 


| १७६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


दुरुस्ती से बन पड़ेगा कि जिससे सिमटाव और चढ़ाई 
मन और सुरत की ऊचे देश की तरफ थोड़ी बहुत 
आहिस्ते आहिस्ते होती जावेगी | | 


१२ - ऐसे प्रेमी सलसमी को आप फायदा चढ़ाई का 
और किसी कदर मन और सुरत के अग का ऊंचे देश 
मे बस जाने का नजर आवेगा और वह अपनी ताकत 
के मुवाफिक इस बात की बड़ी अहतियात रक्खेगा कि 
उसके मन और सुरत फिजूल और बे-फायदा उतरने 
और बिखरने न पावे और वह ध्यान का अभ्यास थोड़ा 
थोड़ा यानी पॉच सात या दस मिनट दिन रात मे दस 
बारह दफे करता रहेगा कि जिससे हालत सिमटाव 
और चढ़ाई की थोड़ी बहुत बराबर बनी रहेगी और 
दुनिया और देह और रोज़गार की कार्रवाई भी ब-ख़ूबी 
जारी रहेगी और यह हालत ऐसे प्रेमी अभ्यासी की कोई 
शख्स समझ और परख नहीं सकेगा, लेकिन सल 
सलगुरु और बराबर के प्रेमी जन से यह हालत छिपी 
नहीं रह सकती । | 


१३ - दुनिया के भोग और बिलास में मन और 
इन्द्रिय जल्द उत्तर कर लिपट जाते हैं और उधर ही 
तरक्की चाहने की वजह से, उनका उतार और फैलाव 
देह और दुनिया में बहुत जल्द और कसरत से हो 
जाता है। पर दुनिया के लोग और रस्मी परमार्थ की 
कार्रवाई करने वाले इस हाल से बे-खबर हैं और अपने 
नुकसान का कुछ इलाज नहीं सोचते और नहीं करते 
हैं। बल्कि कुछ रस और मज़ा मन और इन्द्रियों का 
पाकर दिन दिन उसी में लिपटते और गिरते और 
बिखरते चले जाते हैं, यहाँ तक कि फिर जो कोई 


| २९] पाँच्वौँभाग [ १७७ | भाग 


उपदेश चढ़ाई का करे और जुगल बतावे, तो उसको 
बिलकुल नहीं सुनते। बल्कि उलटे सत सतगुरु और 
कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल की निन्दा करते हैं 
और आप और अपने सगियों को दर्शनों से सत सतगुरु 
के दूर हटाये रखते हैं और नतीजा उसका यह होता है 
कि जिन्दगी मे और भी मौल के वक्त सख्त तकलीफ 
और महा दुख सहते हैं और फिर जनम मरन का 
चक्कर जारी रहता है।। 


बचन उन्तीसरवो 
बचो, सजो, चलो और मिलो 


ससार और उसके भोग बिलास और 
मान बड़ाई से बचो, सतसंग में बैठ कर 
अपने मन और सुरत को सजो यानी उनका 
सिगार करो और फिर घट मे धुन के सग 
चलो और अपने सच्चे माता पिता 
कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल से मिलो।। 


१ - इस दुनिया में निज मन यानी काल पुरुष और 
माया ने बहुत से पदार्थ और भोग वास्ते लुभाने और 
फॅसाने जीव के और बहुत सी डोरियाँ कुटुम्ब परिवार 
और रिश्तेदारी की, वास्ते उसके बाधने के रचे है और 
जीव अजान उन में फंस गया और बॅघ रहा हे।। 


२ - सिवाय इसके अनेक लरह की लरगे और 
ख्वाहिश मन में पैदा होती रहती हैं कि जिनके सबब से 


| १७८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


जीव हमेशा कर्म के चक्कर मे पड़ा रहता हे और पाप 
पुन्य का भागी होता है।। 


३ - ऐसे तौर से कार्रवाई दुनिया की जारी की है 
कि कुल्ल जीव, क्या अमीर , क्या गरीब, क्या औरत, 
क्या म्द, हमेशा धधे मे लगे रहते हैं और जब बाहर के 
कामो से थोड़ी देर को फ़ुर्सत होती है, तब अतर में 
अनेक तरह के ख्याल उठाते रहते हैं और आसा और 
तृष्णा की लहरों में बहते रहते हैं।। 


४ - खुलासा यह कि जीवों को बहुत कम फ़ुर्सत 
अपने आपे और अपने मालिक की निसबल खोज और 
बिचार करने की मिलती है और उस में भी सच्ची 
तवज्जह वास्ते लगाने सच्चे खोज के नहीं आती है और 
न कोई सच्चा भेदी जिससे मुफस्सिल हाल सच्चे 
मालिक के धाम और उसके रास्ते और मजिलों का 
और लरकीब चलने और रास्ता तै करने की मालूम 
पड़े, मिलता है।। 


५ - दुनिया का हाल नाशमानता का साफ आँख से 
नजर आता है और जीव भी जो पैदा होते हैं, वे भी बाद 
कार्रवाई चद-रोजा के गुजरते चले जाते है और अखीर 
मे सिवाय हसरत और अफसोस के उन के साथ कुछ 
नहीं जाता और यह भी देखने में आता है कि देह धर 
कर कोई जीव दुख सुख भोगने से खाली नहीं रहता 
और अरखीर वक्‍त यानी मौत के समय निहायत कष्ट 
और क्लेश हर एक को सहना पड़ता है जैसा कि मरने 
के वक्‍त की हालत और बाद मरने के रग रूप बिगड़ 
जाने की सूरत से ज़ाहिर होता है।। 


| २९] पाँच्वौँभा [ १७९ | भाग 


६ - यह सब हालत और कैफियत देख कर भी 
जीवों के मन में ख्याल तहकीकात का इस मुआमले में 
नही आला । बल्कि भूल और गफलत इस कदर बढ़ी 
हुई है कि कोई शख्स इस मुआमले की निसबल गुफ्तगू 
भी नही करता और न कुछ हाल उसका सुनना चाहता 
है।। 

७ - सबब इसका यह है कि जीवों के दिल में ऐसा 
ख्याल पैदा कर दिया है कि कुल्ल-मालिक का पता 
और भेद मिलना ना-मुमकिन है और न कोई उससे 
उसके धाम में पहुँच कर मिल सकता है। फिर लोगों ने 
परमार्थी लिबास पहिन कर अनेक तरह के धोखे जीवों 
को दिये और उनके साथ बहुत किस्म की दगाबाजी 
करी, जिसके सबब से जीवो को अक्सर एतबार परमार्थी 


पेशेवालो और गुफ्तगू करने वालो का जाता रहा और 
इस मुआमले में लहकीकात और कार्रवाई अभ्यास 
वगेरा की फिजूल समझी गई ।। 

८ - इस सबब से पूरी तवज्जह कुल्ल जीवो की 
दुनिया और उसके सामान और भोग बिलास और मान 
बड़ाई हासिल करने के लिये खर्च होने लगी और 
परमार्थी कार्रवाई रस्मी और टेकियो की सी रह गई | | 


९ - बहुत से लोग परमाथी रस्मों को इस खौफ से 
जारी रखते हैं कि कही उनके कबायल* की लनदुरुस्ती, 
और उनके पेशे की आमदनी और खानदानी इज्जत 
और आबरू में खलल न पड़े क्योंकि रोजगारियो ने 
उनको इसी किस्म का डर दिखाया कि अगर पुरानी 
रस्मो को जारी न रक्खेंगे तो नुकसान होगा।। 


| १८०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


१० - देखने में आता है कि बहुत सी पुरानी रस्में 
दुखदाई या सरीह बे-मतलब और बे-फायदा हैं, पर 
लोग उनको टेक और पक्ष और हठ के साथ बतौर 
लीक पीटने के अंजाम देते है और बाजे आप उन रस्मों 
को फिज़ूल और थोथा समझते हैं, पर टेकियों के जोर 
शोर के सबब से छोड़ नही सकते ।। 


११ - जो लोग कि विचारवान हैं और सच्चे मन से 
सच्चा परमार्थ चाहते हैं और किसी टेक या लीक के 
बँधे नहीं हैं, उनके वास्ते यह बचन कहा जाता है कि 
पहिले सत सतगुरु का खोज करो और उनके सतसग 
में प्रील और दीनला और शौक के साथ रलो और 
मिलो, लब स्वार्थ और परमार्थ की सच्ची खबर पड़ेगी | । 


१२ - इन दिनो में सच्चे और कुल्ल-मालिक का 


भेद और उसके निज धाम का रास्ता और चलने की 
जुगल का हाल मुफस्सिल तौर से राधास्वामी सगत में 
मालूम हो सकता है। जो सच्चा खोजी और दर्दी है, 
उसको चाहिये कि उस संगत में शामिल होकर और 
उपदेश सुरत शाब्द मार्ग का लेकर अभ्यास शुरू करे 
और दुनिया के जाल में न फंसे यानी भोग बिलास और 
मान बडाई और धन और माल की चाह औसत दरजे 
की (जिसमें अपना और कुटुम्ब का गुजारा हो जावे) 
उठावे और फिज़ूली और ज्यादती न करे।। 

१३ - इस तरह ससार और उसके बखेड़े से बचे 
और सलसग मे बैठ कर और सतो के बचन और बानी 
को सुन कर, विचार के साथ उनके मुवाफिक कार्रवाई 
करे, तब सहज मे ससार से निबेडा होता जावेगा और 


| ३० ] पाँच्वौँभाग [ १८१ | भाग 


उसी कदर मन और सुरत सत सतगुरु की दया से 
अभ्यास मे लगेंगे।। 

१४ - मन के अदर बहुत बिकार और नाकिस 
स्वभाव धरे हैं और दस इद्रिय और पाँच दूत (काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, और अहकार) का इस पिंड में भारी 
जोर और शोर है। सो यह सब सफाई और इनके जोर 
का घटाव, सत सतगुरु की दया और उनके सतसंग 
और उपदेश की कमाई से मुमकिन है। इसी को सुरत 
और मन का सजना और सिंगार कहते हैं । । 


१५ - जब दुनिया और उसके सामान की तरफ से 
चित्त में किसी कदर बैराग होगा और कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु के चरनो मे प्रेम 
और अनुराग पैदा होगा, तब ऊँचे देश की तरफ चलना 
यानी रास्ता तै करना शुरू होगा।। 


१६ - जो मेहर और दया से इस तौर से कार्रवाई 
जारी रही, यानी ससार से उदासीनता और चरनो में 
प्रीत और प्रतीत आहिस्ता २ बढ़ती गई तो एक दिन 
ऐसा प्रेमी अभ्यासी घुर धाम मे पहुँच कर कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल का दर्शन हासिल करेगा और उसी 
धाम में विश्राम पाकर अमर आनद को प्राप्त होगा और 
देहियों के बधन और उनके दुख सुख ओर जनम मरन 
के कष्ट और क्लेश से कतई छुटकारा हो जावेगा ।। 


बचन तीसर्वो 
दुनिया में जरूरत के मुवाफिक दिल 
लगाना और बाकी कुल्ल-मालिक राधास्वामी 


| १८२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 

दयाल और सत सतगुरु के चरनों मे प्रीत 
जोड़ना चाहिये और जो रास्ता कि मालिक ने 
घट में चलने और चढ़ने का निज घर की 
तरफ दिखा रक्खा है उस पर जीते जी 
चलना चाहिये, ताकि एक दिन निज घर में 
पहुँच कर और विश्राम पाकर परम आनद 
को प्राप्त होवे और जनम मरन और दुख 
सुख के चक्कर से बच जावे।। 

१ - कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल सर्व समर्थ 
कुल्ल करतार घट २ अतरजामी परम पुरुष पूरन धनी 
हैं और जीव उनकी अस है, जेसे सूरज और सूरज की 
किरन।। 

२ - कुल्ल रचना आदि सुरत या आदि धार ने जो 
राधास्वामी दयाल के चरनो से प्रकट हुई, करी है और 
जितने पिंड या देही हैं, वह सुरतों ने रचे हैं ओर उनमें 
बैठ करके कार्रवाई हर एक देह की कर रही हे।। 

३ - सुरत की बैठक पिड मे आँख के मुकाम पर है, 
और स्थूल और सूक्ष्म और कारन शारीर में हर रोज़ 
जागते और सोते वक्‍त फेरा रहता है और जब एक 
शरीर से दूसरे मे गुज़र होता है, तब पहिले की 
कार्रवाई बद हो जाती है और वहाँ का दुख सुख और 
चिन्ता और फिक्र सब हवा हो जाता है और जब फिर 
सुरत की धार लौट आती है, तब वह शरीर ब-दस्तूर 
चैतन्य हो जाता है यानी कार्रवाई उसकी जारी हो 
जाती है।। 


| ३० ] पाँच्वौँभाग [ १८३ | भाग 


४ - यह हालतें जाग्रत और सुपन और गहरी नीद 
की जो हर एक जीव पर रोज़ गुजरती है, साफ साबित 
करती हैं कि स्थूल सूक्ष्म और कारन शारीर सुरत के 
गिलाफ है और माया के मसाले से बने हुए और जड़ 
हैं और सुरत चैतन्य की धार से अपनी चैतन्यता ले रहे 
हैं यानी उसकी ताकत से कार्रवाई कर रहे हैं और 
सुरत चैतन्य इनसे और इनके मसाले से अलेहदा है 
क्योंकि जब सुरत इन सब से जुदा हो जाती है, जेसे 
सकते या सच्निपाल की बीमारी मे या मौत के वक्‍त, तब 
यह शारीर ब-दस्तूर सही और सालिम बने रहते हैं, 
लेकिन महज बेकार और मुर्दे | | 


५ - जब कि तीसरे दरजे यानी पिंड देश में सुरत 
कुल्ल की चैतन्य करने वाली और शारीरों से न्यारी है, 
तब ब्रह्मांड यानी दूसरे दरजे मे भी इसी तरह से उन 


तीनों रूप से जो परमेश्वर यानी ब्रह्म ने धारन किये हैं, 
वह जुदा है और पिंड और ब्रह्मांड के परे अव्वल दरजे 
में जो संतों का निज देश और कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल का निज धाम है, सुरत का निज घर 
है ओर वहीं यह अपने अंसी कुल्ल-मालिक से मिल कर 
परम आनंद को प्राप्त हो सकती है।। 


६ - जो जीव यानी सुरतें इस लोक में देह और 
कुटुम्ब परिवार और ससार के भोग बिलास में बँध गई 
और रच गई हैं और इन्द्रिय रस और भोगों के हासिल 
करने के लिये धन पेदा करने में अपनी तमाम उमर 
खर्च कर रही हैं और इस जड़ देही को ही अपना रूप 
समझा है, वे अपनी चाह और बासना के मुवाफिक बाद 
मरने के फिर जनमेंगी और देह धारन करेंगी और देह 

के साथ जो दुख सुख का भोग लाज़मी है वह जब लब | 


| १८४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


अपनी उमर मे भोगती रहेंगी और अखीर वक्त यानी 
मौत के समय महा कष्ट और क्लेश उनको सहना 
पड़ेगा जैसा कि मरने वालो की हालत से जाहिर है।। 

७ - अब सत सतगुरु जो कुल्ल-मालिक राधास्वामी 
दयाल के निज मुसाहब और निज पुत्र हैं और ससार 
मे जब लब देह धारन करके वास्ते उद्धार और उपकार 
जीवों के प्रकट होते हैं, इस तौर पर फरमाते हैं कि 
कुल्ल-मालिक राधास्वामी जीवो पर इस कदर दयाल हैं 
कि जहाँ वह जाते हैं यानी पेदा होते हैं, उनके अंग सग 
रहते है और कृपा करके उनको रास्ता उद्धार का या 
उलट कर उनके निज धाम में जाने का हर एक के घट 
मे साफ दिखला दिया है यानी जिस रास्ते पर सोते 
वक्त हर रोज़ जाते है या मरने के वक्‍त गुज़र करते हैं, 
वही ठीक रास्ता घर जाने का हे और जिस कदर कि 
सुरत आँख के मुकाम से सरकती जाती है, उसी कदर 
देह और दुनिया की तरफ से अलेहदगी होती जाती है 
और दुख सुख उसका कम व्यापला है।। 


८ - जो जीव अपना सच्चा उद्धार ओर कुल्ल-मालिक 
के निज धाम में पहुँचना चाहें, उनको मुनासिब है कि 
आख के मुकाम से चलना शुरू करें। मगर इस रास्ते 
का हाल और चलने की तरकीब सिर्फ भेदी और 
वाकिफकार गुरु से मालूम होगी, और सब इस भेद 
और हाल से बे-खबर हैं । । 


९ - जो सत सतगुरु से मिल कर और उनकी दया 
से करनी करके घुर मुकाम तक पहुँचे है या असल में 
वही से आये हैं उनको सच्चा और पूरा गुरु और सत 
सतगुरु कहते हैं और जो संत सतगुरु से मिल कर 


| ३० ] पाँच्वौँभा [ १८५ | भाग 


और उपदेश लेकर अभ्यास कर रहे हैं और अभी ब्रह्म 
पद तक पहुँचे हैं, उनको साध-गुरु कहते हैं और जो 
सत सतगुरु या साध-गुरु से मिल कर उपदेश कमा रहे 
हैं और घट में कुछ रास्ता भी ते किया है, उनको प्रेमी 
सतसंगी कहते है। जो कोई संत सतगुरु या 
साधगुरु से मिलेगा, उसका काम सर्व अग करके 
दुरुस्त बन जावेगा यानी उनकी दया लेकर रास्ता 
उसका घट में जारी हो जावेगा और एक दिन घुर 
मुकाम में पहुँच कर विश्राम करेगा और जो कोई प्रेमी 
सतसगी से मिलेगा, उसका भी काम आहिस्तगी के 
साथ दुरुस्त बन जावेगा और मौज से उसको संत 
सतगुरु भी मिल जावेगे।। 


१० - अब गौर करना चाहिये कि इस लोक मे 
जितने पदार्थ और भोग हैं, वह सब जड़ हैं और सुरत 
चैतन्य है, इसका और उनका आपस में मेल नहीं है 
और जो कि वे और सुरत का देह रूप दोनो नाशमान 
हैं, इस वास्ते आपस में मेल और मुहब्बत का फल, 
सुख थोड़ा और दुख घनेरा होता है। इसी तरह कुटुम्ब 
परिवार की मुहब्बत का हाल समझना चाहिये ।। 


११ - सच्चे परमार्थी को विचार के साथ बर्ताव 
करना चाहिये यानी इस कदर विशेष बधन और प्रीत 
किसी में नहीं करना चाहिये, जिसमें दुख और क्लेश 
पैदा होवे और तवज्जह अपनी हमेशा चरनों मे 
कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु के 
मज़बूत करना और बढ़ाना चाहिये, तब दुनिया के दुख 
सुख कम व्यापेगे और अखीर वक्‍त पर तकलीफ नहीं 

होवेगी, बल्कि ख़ुशी और आनंद प्राप्त होवेगा।। 


| १८६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


१२ - जो रास्ता घट मे चलने और चढ़ने का आँख 
के मुकाम से मालिक ने दिखा रखा है, उस रास्ते पर 
चलने की जुगत सत सतगुरु या उनके प्रेमी सतसगी 
से दरियाफ्त करके अभ्यास शुरू करना मुनासिब है 
यानी अपनी सुरत को चैतन्य की धार मे जो शाब्द की 
धार है, जोड़ना और धुन के आसरे चढ़ाना चाहिये ।। 


१३ - सच्चे उद्धार और सच्ची मुक्ति और सच्चे 
मालिक के दर्शनों की प्राप्ति का यही एक जतन है। जो 
इसको यानी सुरत शाब्द की कमाई नहीं करेंगे वह 
अपनी जिन्दगी मे और भी वक्त मरने और बाद मरने 
के बहुत कष्ट और क्लेश पावेगे और उस दुख मे कोई 
उनकी सहायता नही कर सकेगा ।। 


१४ - सुरत शब्द मार्ग के संग कुल्ल-मालिक और 


संत सतगुरु की दया हमेशा मौजूद रहती है। जो कोई 
यह अभ्यास करेगा, उसको वह दया अपने घट मे 
मालूम पड़ेगी, और दुख और क्लेश के वक्त हमेशा 
उसकी सहायता होगी और जो यह अभ्यास नही करेगा, 
वह काल और जमदूतों के हाथ से दुख और कष्ट 
सहेगा । । 

१५ - यह अभ्यास ऐसा सहज है कि जो मन मे 
थोड़ा प्रेम भी है, तो वह थोड़ा बहुत दुरुस्ती से बन 
पड़ेगा और अपना फल अभ्यासी को दिखावेगा, यानी 
उसकी प्रीत ओर प्रतीत को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ावेगा 
और इस अभ्यास को लड़का जवान और बूढ़ा और स्त्री 
और पुरुष और गृहस्थ और विरक्त ओर पढ़ा हुआ ओर 
अन-पढ़, थोड़े शोक के साथ बे-तकलीफ कर सकते हैं 
और इस कमाई से सहज वैराग दुनिया और उसके 


| ३१ ] पाँच्वौँभा [ १८७ | भाग 


सामान की तरफ से आहिस्ता २ मन मे पैदा होता 
जावेगा । जो कोई इस अभ्यास में लग जावे, उसी को 
सच्चा परमार्थी और बडभागी और मेहरी समझना 
चाहिये । | 


बचन इकत्तीसवाँ 


चलो २ घर घट पुकारे। 
रलो मिलो सग दयाल पियारे।। 


१ - जब से कि सुरत उतर कर पिंड में आँख के 
मुकाम पर बैठी है, तब से सहसदल केवल के मुकाम 
से बराबर घटे की आवाज़ हो रही है, गोया इस सुरत 
को पुकार रही है कि चलो और अपने घर की सुध लो, 
पर सुरत की तवज्जह मन और इन्द्रियो के सबब से 
भोगो में और कुटुम्ब परिवार और धन और माल में 
ऐसी जबर हो रही है कि वह इस धुन की जो हर वक्त 
घट में जारी है, खबर भी नहीं लेती ।। 


२ - कुल्ल जीव अपने निज घर और कुल्ल-मालिक 
की लरफ से बे-खबर हैं और हरचद जमीनी और 
आसमानी रचना छोटी और बड़ी और बहुत खुशनुमा 
और सुहावनी और रंगारंग देखते हैं और जानते हैं कि 
यह काम मनुष्य का नही है, फिर भी कोई खोज उसके 
करता का नहीं करते सिर्फ इतनी समझ लेकर कि 
कोई मालिक है, निचिन्त हो बैठे है। 


३ - सबब इस बे-खबरी और बे-तवज्जही और 
बे-परवाही का साफ यह मालूम होता है कि जो कि 
| पिछले लोगो ने उस मालिक की सिफल अलख और | 


| १८८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 

अगम और अकह और अपार और अनत कहा है, सो 
जीवों ने इन नामो के यह अर्थ समझ कर कि कोई उस 
मालिक को जान नहीं सकता और लख नहीं सकता 
और उसके पास पहुँच नही सकता और वह कहने में 
और समझने में आ नहीं सकता, लहकीकात और 
दरियाफ्त करने की कोशिश छोड़ दी और इस सबब से 
सब के सब क्या विद्यावान और क्या अन-पढ़, उस 
मालिक के पते और धाम के भेद से बे-खबर रहे ।। 

४ - जो कोई ज्यादा खोज भी करे तो उसको 
पडित भेष मौलवी और शेख वगैरा नास्तिक और 
काफिर कह कर हटा देते हैं और अपनी नादानी और 
बे-ख़बरी के दूर करने का ज़रा भी जलन नहीं करते।। 


५ - संत सतगुरु जो कुल्ल-मालिक के धाम से 


आए और उसके पूरे भेदी और वाकिफकार हैं, पता 
और भेद कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल और उनके 
धाम का और भी हाल रास्ते और मजिलो का (जो कि 
आख के मुकाम से जारी है) और तरीका चलने और 
रास्ता तै करने का खोल कर सुनाते और समझाते हैं 
और जो कोई उनके बचन को माने और मुवाफिक 
उनके उपदेश के अभ्यास करे, उसको अपनी मेहर 
और दया से मदद देकर धुर धाम में पहुँचाते हैं और 
दर्शन कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल का कराते है।। 


६ - इस देश मे माया और काल का भारी जोर 
और शोर है और जो रचना यहाँ नजर आती है, क्या 
चैतन्य जानदार, क्या जड, सब का अभाव होता नजर 
आता है। जो कोई विचारवान पुरुष इस कैफियत को 
देख कर और इस लोक की रचना से उदास और 


| ३१ ] पाँच्वौँभाग [६ १८९ | भाग 


निरास होकर दरियाफ्त करना चाहे कि कोई अमर 
लोक और अमर पुरुष और सदा सुख का स्थान भी है 
और वह कहाँ है और केसे मिले, उसको चाहिये कि 
पहिले सत सतगुरु का खोज लगा कर उनके सन्मुख 
ज्यो त्यो आवे । जो हाल कि उसको दरियाफ्त करना 
है, उससे ज़्यादा और मुफस्सिल तौर पर उसको वहाँ 
मालूम होवेगा और उस अमर धाम में पहुँचने की 
तरकीब और जुगल भी मालूम हो जावेगी और उसके 
अभ्यास में मदद मिलेगी । 


७ - जो इत्तिफाक से सत सलगुरु का पता और 
भेद न मिले, तो उनके सलसग का जो राधास्वामी 
संगत के नाम से मशहूर है पला लगा कर, उसमे शौक 
और दीनता के साथ शामिल होवे और राधास्वामी 
दयाल के प्रेमी और अभ्यासी सेवक से उपदेश लेकर 
अभ्यास शुरू करे। जो उसका शौक सच्चा और पक्का 
है, तो सत सतगुरु के भी उसको दर्शन हो जावेंगे और 
अतर मे कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल आप उस पर 
दया फरमावेगे। | 


८ - काल देश मे मन और माया का जोर है और 
कोई चीज यहाँ पर थिर और कायम रहने वाली नही है 
और कष्ट और क्लेश मौल का हर किसी को व्यापला 
है यानी जनम मरन का चक्कर चल रहा है।। 


९ - माया की हद के पार दयाल देश है और वहीं 
कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल का धाम है, जहाँ से 
कि जीव आदि मे आया है। इस देश में माया का नाम 
और निशान भी नहीं है और न काल और कर्म का फेरा 
है और न जनम मरन का चक्कर चल रहा हे, यहा 


| १४०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


सदा आनद ही आनद है और कुल्ल रचना यहाँ की 
अमर है।। 


१० - कुल्ल-मालिक परम पुरुष पूरन धनी 
राधास्वामी महा दयाल हैं और महा प्रेम और महा 
आनद का भडार है और कुल्ल रचना के सच्चे माता 
पिता हैं। जो कोई उनके चरनों में प्रेम प्रीत करे और 
दर्शनो की चाह उठा कर उनके धाम की तरफ चलना 
चाहे, उसको चाहिये कि सत सतगुरु से मिल कर और 
उनसे सुरत शब्द मार्ग का उपदेश लेकर चलना शुरू 
करे, तो एक दिन उनकी मेहर और दया से राधास्वामी 
धाम में पहुँच कर बासा पावेगा और अमर आनद को 
प्राप्त होगा | । 


११ - जब तक कि कोई दयाल देश में कुल्ल-मालिक 


राधास्वामी दयाल के चरनों में नहीं पहुँचेगा, तब तक 
उसका सच्चा और पूरा उद्धार यानी काल और माया 
के जाल से कतई छुटकारा नहीं होगा। इस वास्ते 
कुल्ल जीवों को मुनासिब और लाजिम है कि अपने 
असली कल्यान के निमित्त, थोड़ा बहुत सतसंग संत 
सतगुरु या उनके प्रेमी जन का करें और वहाँ उपदेश 
सुरत शब्द मार्ग का लेकर जिस कदर बने, अभ्यास 
करे तो रफ्ता रफ्ता दो तीन चार जनम में उनका काम 
बन जावेगा और जो यह अभ्यास और सतो का सतसंग 
नहीं किया जावेगा और सिर्फ दुनियावी यानी रस्मी 
परमार्थ की बाहरमुख कार्रवाई करते रहेंगे, तो जनम 
मरन का चक्कर और माया देश का बासा और चौरासी 
में भरमना नहीं छूटेगा और अत को बहुत पछताना 
पडेगा और इस नर देही, जिसमें यह कार्रवाई सतसग 


| ३२२] पाँच्वौँभा [ १९१ | भाग 
और अभ्यास की बन सकती है, मिलने का भरोसा नहीं 


है। | 


बचन बत्तीसरवों 
“निरबधी बधन बधा, बॅँध निरबध्ी होय” 
बधन ही से ऊपजें दुख सुख और त्रिय ताप। 
बधन ही से सहत है जनम मरन की घात | | 
बधन से बंधन कटें निरबँध हो जावे। 
राधास्वामी दया से निज घर चढ़ जावे।। 


१ - जो गौर करके दुनिया और दुनियादारों के 
हाल को देखा जावे, लो मालूम होगा कि जिस कदर 


दुख सुख जीव सह रहे है और तीन ताप यानी मानसी 
दुख और तन का रोग और उपाधि वगेरा का चक्कर 
चल रहा है यह सब सुरत और मन के बंधन का फल 
है। । 

२ - जिस कदर जो कोई ससार में बँधा है, यानी 
जितना जिस किसी के कुटुम्ब और परिवार और धन 
और माल और अनेक तरह का सामान दुनिया का है, 
वह उसी कदर उनमें फँसा हुआ है और उसी मुवाफिक 
यानी अपने मन के बधन और लपेट के मुताबिक दुख 
सुख का भोग करता है यानी जो काम कि इसके और 
इसके प्यारों की चाह के मुवाफिक हो जावे, उसमे सुख 
मानता है और जो काम उलटा हो जावे, उसमे दुखी 
होता है। 


| १४२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


३ - जिस कदर जिसके कुटुम्ब परिवार और 
दुनिया का सामान कम है, उसी कदर उस पर दुख 
सुख का चक्कर कम आता है और उतनी ही आज़ादगी 
के सबब से वह हलका और सुखी रहता है।। 

४ - देखने में आता है कि दुनिया में भारी कुटुम्बी 
और विशेष धनवान ज्यादा बधनों में हैं और इस सबब 
से दुख सुख के चक्कर में फँसे रहते हैं और आजाद 
आदमी जैसे भेष वगेरा या जिनकी शादी नहीं हुई है, 
किसी कदर निरबध और बे-गाम जीते हैं। अलबत्ता देह 
में और जिस चीज या काम में उनका शोक है, वे भी 
बधे रहते हैं और थोड़ा बहुत दुख सुख वे भी भोगते 
हैं।। 

५ - सिवाय इन बधनो के जगत की आसा का 
बंधन बहुत भारी है। जिस बात की जिस किसी ने तरंग 
उठा कर आसा बॉघी और पूरा करने के निमित्त कर्म 
करने लगा, तो इसी तरह दुनिया में फेंसाव और करम 
का सिलसिला जारी हुआ और आइंदा उसकी तरक्की 
में दुख सुख का भोग जरूर करना पड़ेगा।। 

६ - अलावा इसके देह का बधन कुल्ल बन्धनो पर 
भारी है और कई जगह इस बधन की गाँठें लगी हुई हैं 
कि जिनको कोई जीव अपने बल से नहीं खोल सकता 
है। पहिली गाँठ त्रिकुटी में जहाँ से तीनों गुन और पाचों 
तत्त उपजे हैं, लगी है और दूसरी गाँठ छठे चक्र के 
स्थान पर जो पिंड का नाका है और तीसरी गॉठ मन 
के मुकाम पर लगी है। इन तीनों गॉटों के सबब से, 
सुरत का मन के साथ और मन का देह और इन्द्रियों 


| ३२] पाँच्वौँभाग [६ १९३ | भाग 


के साथ और फिर इन सब का बाहर की तरफ जीवो 
और अनेक भोगो और पदार्थों में, बंधन हो गया है।। 


७ - सुरत यानी जीव असल में निरबंध था। लेकिन 
जब से कि माया के घेर में इसका उतार हुआ और पिड 
में आकर ठहरा, तब से माया और उसके मसाले की 
मिलोनी और उसके रचे हुए पदार्थों के संग से बंधन 
पर बन्धन पड़ते गये।। 


८ - बँँधा हुआ अपने को आप नहीं खोल सकता। 
लेकिन जो कोई निरबंध मिले और धुर घर का भेदी 
और बासी होवे, वह अलबत्ता सहज मे आहिस्ता २ सब 
बधनों को ढीला करके, बॅँधे को अपने मुवाफिक 
निरबध कर सक्ता है और लब दुख सुख और जनम 
मरन के चक्कर से छुटकारा मुमकिन है।। 

९ - ऐसे निरबन्ध को संत सतगुरु कहते हैं। 
जिसको भाग से उनका दर्शन और सग मिल जावे, 
उसी के बन्धन ढीले होने और कटने शुरू हो जावें और 
घर की तरफ रास्ता चलने लगे।। 


१० - जो कोई दुनिया का हाल नाशमानता और 
दुख सुख और जनम मरन के चक्कर को देख कर 
घबराता है और सच्चे मन से चाहता है कि कोई ऐसा 
उसको मिले कि जो कुल्ल-मालिक और उसके धाम 
का पता जहाँ से जीव आदि में आया है, बतावे और 
रास्ते का भेद और चलने की जुगत समझा कर, चलना 
शुरू करावे और सब तरह की मदद देकर एक दिन 
निज घर में पहुँचावे, जहाँ कष्ट और क्लेश और जनम 
मरन का दुख नहीं है और हमेशा आनंद ही आनंद 

रहता है। | 


| १४४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


११ - ऐसे ददी और खोजी जीव को संत सतगुरु 
ज़रूर मिलते हैं और वह उनके बचन सुन कर निहायत 
मगन होता है और प्रेम में भर कर उनकी और 
कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल की भक्ति निहायत 
उमंग के साथ करता है और उपदेश लेकर सुरत शब्द 
मार्ग की कमाई बहुत शौक के साथ करता है।। 


१२ - सुरत शब्द जोग से मतलब यह है कि सुरत 
यानी रूह को, आवाज के वसीले से, जो घट घट मे 
हरदम हो रही है, अन्तर में लगाना और उँचे देश की 
तरफ जहाँ कुल्ल-मालिक का धाम है, चढ़ाना। सिवाय 
इसके कोई दूसरा मार्ग निज घर मे जाने का नही है। 
इसी अभ्यास से मन और इन्द्रिया थोड़े बहुत काबू में 
आवेगे और अन्तर और बाहर के बधन ढीले होवेंगे और 
जो कोई दूसरी जुगल या तरीका अभ्यास का कहता है, 
वह निहाय कठिन होगा ओर माया के घेर मे खतम हो 
जावेगा, जिस सबब से जनम मरन का चक्कर चाहे देर 
के बाद होवे, जारी रहेगा ।। 


१३ - अब समझना चाहिये कि सत सतगुरु के 
सलसग और उपदेश की महिमा ज्यादा से ज्यादा है। 
जिस किसी ने उनके बचन चित्त देकर सुने और 
समझे, उसी के संशय और भरम दूर हो जावेंगे और 
उनके जुगल की कमाई करके, अन्तर में कुछ रस 
मिलेगा और जलवा नजर आवेगा और जिस कदर 
उनके चरनों में प्रीत पैदा होती जावेगी, उसी कदर 
बाहर के यानी ससारी बधन ढीले होते जावेंगे।। 


१४ - अब ख्याल करो कि सुरत असल में 
निरबन्ध थी, लेकिन माया के घेर मे उतर कर उस पर 


| ३२२] पाँच्वौँभाग [ १९५ | भाग 


खोल पे खोल चढ़ते गये, जिनका नाम देही है और 
उनमें बधन होता गया। पिंड में उतर कर सुरत का 
बधन कारन और सूक्ष्म और स्थूल शरीर में हो गया 
स्थूल शारीर में बैठ कर, इस लोक के भोगो और 
पदार्थो और कुटुम्ब परिवार और बिरादरी और दोस्त 
आशना और दुनिया के सामान वगेरा के सग बर्तावा 
करके, इस कदर बधन हुआ कि उसके सबब से दुख 
सुख जिन्दगी भर सहना पड़ता है और उसी की चाह 
और याद करके, मरते वक्‍त निहायत दरजे की तकलीफ 
उठानी पड़ती है ओर फिर देह धारन करके थोड़ी बहुत 
वही करतूत, जो पिछले जनम मे करी बारम्बार करनी 
पड़ती है और वही दुख सुख और मौत का चक्कर 
सहना पड़ता है। यह सब हालत और कैफियत बंधनों 
के सबब से पैदा हुई ।। 

१५ - अब जो कोई इन बधनों से छूट कर फिर 
अपनी असली हालत हासिल करना चाहे यानी 
निरबध होने की ख्वाहिश करे, तो उसको चाहिये कि 
सतगुरु के सन्मुख जावे ओर उनसे ओर उनके सतसग 
में प्रीत करे और जो वह सुरत शब्द मार्ग का उपदेशा 
करें, उसका शोक के साथ हर रोज अभ्यास करे यानी 
अपने मन और सुरत को सत्त पुरुष राधास्वामी दयाल 
के चरनों मे जोड़े, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके ससारी 
और देही के बन्धन सहज मे ढीले होते जावेगे यानी 
इस नये बन्धन से जो सतगुरु और कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल के चरनों में पैदा होगा, सब पिछले 
बन्धन दुनिया और देह के आहिस्ता आहिस्ता काटे 
जायेगे | । 


| १९६ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


१६ - यह कायदा है कि काँटे से काटा निकाला 
जाता है यानी एक बंधन से दूसरा बधन काटा जाता 
है। सो जो कोई सतगुरु और उनके सतसंग से प्रीत 
करेगा, उसके संसारी यानी बाहरी बंधन ढीले होवेंगे 
और जब उनके उपदेश के मुवाफिक उनके निज 
स्वरूप यानी शब्द और कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल 
के चरनों में भाव लावेगा, तब उसके देही के बधन ढीले 
होते जावेंगे यानी जो गॉठें लगी हैं, वह खुलती जावेगी 
और रफ्ता रफ्ता एक दिन दोनों किस्म के बधनो यानी 
दुनिया और देह से आजादगी हासिल हो जावेगी ।। 


१७ - सतगुरु के निज स्वरूप यानी शब्द से 
मतलब कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल के चरनो की 
धार से है। सो जिस कदर प्यार ओर भाव कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल के चरनों मे आता जावेगा, उसी 
कदर मन और सुरत सिमट कर और शाब्द की धार 
यानी धुन को पकड़ के, ऊपर की तरफ चढ़ते जावेगे 
और रफ्ता रफ़्ता एक दिन कुल्ल-मालिक के धाम में 
पहुँच कर और उसका दर्शन करके, परम आनद को 
प्राप्त होंगे। यह निज धाम माया के घेर के पार है। वहाँ 
पहुँच कर किसी किस्म का बन्धन या कष्ट और क्लेश 
नहीं रहेगा और अमर आनंद प्राप्त होगा ।। 


१८ - यह दुर्लभ बख्शिश सत सलगुरु की दया 
और कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल की मेहर से 
हासिल होगी। लब जीव को मालूम होवेगा कि 
निरबन्धी केसे माया के घेर मे मन और इन्द्रियो के 
सबब से, देह और दुनिया और उसके सामान मे फेस 
गया और अनेक बधघनो में गिरिफ्तार हो गया था और 


| ३३] पाँच्वौँभाग  [ १९७ | भाग 
फिर सत सतगुरु और कुल्ल-मालिक के चरनों मे प्रीत 
लाने से किस तरह सहज मे उसके सर्व बन्धन छूट गये 
और निरबन्ध होकर अपने निज देश में, अपने सच्चे 
माता पिता कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल के चरनों 
में पहुँच कर, अमर आनद को प्राप्त हुआ और वही सत 
सलगुरु और उनके सतसंग की महिमा जानेगा।। 

१९ - इससे जाहिर है कि जो कोई देह और 
दुनिया से प्रीत करेगा यानी जगत के बन्धनो मे गिरिफ्तार 
रहेगा, वह चौरासी मे भरमेगा यानी बारम्बार देह धारन 
करके दुख सुख और जनम मरन का क्लेश सहता 
रहेगा। लेकिन जो कोई सत सतगुरु ओर कुल्ल-मालिक 
के चरनो मे प्रीत करेगा, वह एक दिन निरबन्ध होकर 
निज धाम में बासा पावेगा और परम आनन्द को प्राप्त 


होगा । | 


बचन तेतीसवाँ 


सच्चे परमार्थी की भक्ति की कार्रवाई का 
वर्णन 


पहिलि, सत सतगुरु की खास जरूरत 


१ - आदि में जब कुछ रचना न थी, तब अनामी 
पुरुष राधास्वामी के चरनो से आदि धार शाब्द की 
प्रकट हुई और उसी ने चाँदना किया और ग़ुबार को 
हटाती हुई और हर एक मडल की जुदा जुदा रचना 
करती हुई, नीचे उत्तरी और पिंड में ठहरी और मन 

और इन्द्रियों के वसीले से बाहर माया की रचना में 


| १४८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


फॅस गई और अनेक जनम धारन करके अपने निज 
घर और कुल्ल-मालिक को (जो उसके सच्चे माता 
पिता हैं) भूल गई और कुटुम्ब परिवार और भोगों में 
बँध कर दुख सुख सहती है ।। 

२ - अब वास्ते दूर करने इस भूल और भरम और 
दुख सुख के चक्कर के जरूर है कि कोई राधास्वामी 
देश का भेदी और बासी मिले, तो वह अपने बचनो की 
धार से घट का तमोगुन और अन्धकार हटा कर और 
शाब्द का उपदेश करके, घट में चाॉँदना करे और 
आहिस्ता आहिस्ता तमोगुनी रचना यानी बिकारो को, 
जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहकार और ईर्षा वगेरा 
को घटा कर सलोगुनी अग जेसे सील सन्तोष क्षमा 
दीनता और प्रेम को पैदा करे। ऐसे निज धाम के बासी 
और उपदेश करने वाले का नाम सन्त सतगुरु है।। 


३ - जब तक ऐसे सन्त सतगुरु नही मिलेंगे, तब 
तक निज धाम का भेद ओर जुगल रास्ता तै करके वहाँ 
पहुँचने की हरगिज़ मालूम नहीं होगी क्योकि सिवाय 
भेदी और बासी उस धाम के, और किसकी ताकत है 
कि जो भेद और जुगल को बतावे और अपनी मदद से 
रास्ता तै करावे? 


४ - अब समझना चाहिये कि जैसे आदि शब्द की 
धार ने (जो कि चैतन्य की धार है) प्रथम चाँदना करके 
सत्त का प्रकाश किया और प्रेम और आनन्द का भडार 
खोला, इसी तरह जब तक कि सन्त सतगुरु के बचनों 
की धार से घट का अन्धकार नहीं हटाया जावेगा, तब 
तक जीव को असली सत्त और असत्त की लमीज नहीं 
होगी और जब तक कि उनसे सुरत शब्द मार्ग का 


| ३३] पाँच्वौँभा [ १९९ | भाग 


उपदेश लेकर अतर में अभ्यास नहीं करेगा, तब तक 
शब्द का चाँदना नहीं होगा ओर प्रेम और आनन्द प्रकट 
नहीं होगे ओर रास्ता नहीं चलेगा ।। 


५ - इस वास्ते हर एक जीव को जो अपना सच्चा 
कल्यान और उद्धार चाहे, जरूर है कि पहले सत 
सतगुरु से मिले और उनका सतसग करके और 
उपदेश लेकर, अंतर अभ्यास सुरत शाब्द जोग का शुरू 
करे और जो कोई और लोगों से (जिनका नाम गुरु 
हरगिज नहीं हो सकता) समझौती लेकर परमार्थी 
कार्रवाई करेगा, वह निज घर में नही पहुँचेगा और 
रास्ते में माया के घेर में कही न कही अटक कर रह 
जावेगा और जनम मरन और दुख सुख के चक्कर से 
उसका बचाव हरगिज़ नहीं होवेगा क्योंकि गुरु नाम 
अंधेरे में चॉदना करने वाले और निज घर का रास्ता तै 
कराने वाले का है सो जहाँ तक माया का घेर है, वहाँ 
तक अँधेरा हे और उस अन्धेरे में सिर्फ शब्द ही प्रकाश 
करनेवाला है। सो जो कोई शाब्द का भेद बतावे और 
उसको प्रकट कराके घट मे चॉदना करे और असली 
सत्त पद में पहुँचावे, वही सच्चा गुरु है। और किसी का 
नाम सच्चा गुरु नहीं हो सकता है।। 

६ - अब समझो कि जीव को ऐसे गुरु की वास्ते 
निज घर में पहुँचने के खास जरूरत है कि नही ।। 


दूसरे, कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल ओर 
सन्त सतगुरु की भक्ति की जरूरत 


७ - कुल्ल जीव पहिले माँ बाप के हुकुम में चलते 
हैं, फिर वास्ते सिखाने विद्या और हुनर के उस्ताद के 
सुपुर्द किये जाते हैं। बाद इसके हाकिम या अपने | 


| २००] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


आका की ताबेदारी करते हैं ओर अपने घर के कारोबार 
स्त्री की सलाह से करते हैं। तब दुनिया और गृहस्थ के 
सब काम दुरुस्ती से चलते हैं और उनको उन कामों 
के अंजाम देने की दुरुस्त समझ बूझ आती है।। 


८ - इसी तरह जब परमार्थी जीव सन्त सतगुरु 
और कुल्ल-मालिक की आज्ञा में बर्तेगा और उनकी 
बानी और बचन से समझ बूझ दुरुस्त हासिल करेगा, 
और उनके चरनों में प्रीत और प्रतीत लावेगा, तब 
परमाथी की कार्रवाई दुरुस्ती से बन पड़ेगी यानी भक्ति 
की रीत में मुनासिब तौर से बर्ताव कर सकेगा और 
अन्तर अभ्यास में तरक्की होती जावेगी ।। 


९ - चाहे कोई कितना ही सतस और अन्तर 
अभ्यास करे, लेकिन जो सन्त सतगुरु के चरनों मे प्रीत 
और प्रतीत न होगी और उनकी आज्ञा के मुवाफिक 
कार्रवाई नहीं करेगा और भक्ति के कायदो में थोड़ा 
बहुत दुरुस्ती के साथ नहीं बर्तेगा, तब तक उसकी 
असली तरक्की परमार्थ में नहीं होगी यानी मन की 
चाल ढाल नहीं बदलेगी और न उसके घट में प्रेम 
जागेगा और न अतर और बाहर के सतसंग में रस और 
आनन्द मिलेगा | | 


तीसरे, भक्ति के खास अंग यह हैं 


१० - कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल को सर्व 
समर्थ और अपने घट में मौजूद और हर वक्त और हर 
जगह हाजिर नाजिर जानना, और उनकी मौज के 
साथ जहाँ तक बन सके, मुवाफकत करना और ससार 
और भोगो की तरफ से किसी कदर बैराग और उदासीनता 
| रखना और सन्त सतगुरु के चरनों मे दीनला और | 


| ३३] पाँच्वौँभाग [ २०१ | भाग 


अनुराग बढ़ाते रहना और उनको अपना सच्चा हितकारी 
और उद्धार-कर्ता मानना | | 


चौथे, कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल और 
सन्त सतगुरु के चरनों में गहरी प्रीत 
अर पकड़ 

११ - जेसे कि गृहस्थी को अपने स्त्री और पुत्र 
और कुटुम्ब परिवार में गहरा मोह और प्यार और 
मज़बूत बन्धन होता है और उसके सबब से वह चाहे 
जहाँ परदेश में जावे और कितने ही दिन वहाँ रहे, 
लेकिन किसी में उसका बंधन नहीं होता और अपनी 
पूँजी अपने घर को भेजता रहता है और हमेशा मुन्तजिर 
इस बात का रहता है कि कब मौका मिले और 
छुटकारा होवे, तब ही घर को जावे और अपने कुटुम्ब 
से मिले ।। 


१२ - इसी तरह सच्चे परमार्थी का बन्धन सत 
सतगुरु और उनके सलसंग में होता है कि सिवाय 
उनके और कोई सग उसको प्यारा नहीं लगता और 
हमेशा इरादा और कोशिश अपने निज घर मे जाने की 
करता रहता है और कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल 
के दर्शनो की तड़प हृदय में लगी रहती है।। 


१३ - इस बधन और शौक का फायदा यह हे कि 
उस परमार्थी का मन और किसी जगह इस ससार में 
ऐसा मजबूत नहीं बॅँधला और चित्त किसी तरफ यानी 
माया और उसके पदार्थों में नहीं जाता। अपने प्रीतम 
और निज घर की याद जबर रहती है और अन्तर में 
थोड़ा बहुत रस लेता रहता है कि और जगह उसको 
| चैन नहीं आता। | 


| २०२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


१४ - जब तक इस कदर गहरी प्रीत और पकड़ 
चरनों मे कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल और सत 
सलगुरु के न होगी, तब तक खौफ रहता है कि माया 
के जबर भोग मिलने के वक्त झोका खा जावे और 
अपने प्रीतम की प्रीत ढीली करके, माया के पदार्थो 
और ससार की मान बड़ाई मे लिपट जावे ।। 


पॉचवें, सुरत शब्द मार्ग के आभ्यास में ज़रूरत 
शोक और मेहनत की वास्ते प्राप्ति रस 
अर आनद के 


१५ - जेसे दुनिया के लोग अपने अपने पेशे और 
रोजगार में निहायत तवज्जह और मेहनत के साथ 
कार्रवाई करते है और जो फायदा यानी धन उससे 
प्राप्त होता है, उससे आप और अपने कुटुम्ब को पालते 
हैं और भोग बिलास करके मगन रहते हैं और आइन्दा 
अपने काम में तरक्की हासिल करते हैं ।। 


१६ - इसी तरह परमार्थी शरस भी अपने अभ्यास 
में मेहनत करके रस और आनंद लेता है और वही 
आनद सुरत और मन का आहार है और जिस कदर 
यह आनद बढ़ता हे उसी कदर उसका असर इन्द्रियो 
और देह तक पहुँच कर उनको निर्मल और ताजा 
करता है और कुल्ल-मालिक और सन्त सतगुरु के 
-चरनो में प्रीत और प्रतीत को बढ़ाता है कि जिससे 
आइन्दा अभ्यास की तरक्की होती जाती है।। 


छठे, कुल्ल-मालिक राधास्वासी दयाल और 
सन्त सतगुरु की सरन और 
उनकी दया का भरोसा 


| ३३] पाँच्वौँभा [ २०३ | भाग 


१७ - जेसे दुनिया के लोग अपनी विद्या और बुद्धि 
और पौरुष और ताकत का बल और भरोसा रख के 
दुनिया के काम करते है और ख्याल करते हैं कि वे 
अपनी समझ बूझ और चतुराई से कैसा ही काम आकर 
पड़े, उसको दुरुस्ती से अंजाम देंगे।। 


१८ - इसी तरह सच्चे परमार्थी को चाहिये कि 
कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल और सन्त सतगुरु की 
सरन और उनकी दया का भरोसा दूढ़ करे कि जिसके 
बल से वह मन और माया के विघ्नो से बच कर और 
अपना अभ्यास और भक्ति दुरुस्ती से करके एक दिन 
अपने जीव का कारज बना लेगा और भक्ति के अग 
और रीत मे, चाहे जैसे कठिन होवे, उनकी मेहर और 
दया से आसानी से बर्त सकेगा।। 


१९ - बगेर सरन और दया के यह रास्ता तै करना 
निहायत मुशकिल है, बल्कि ना-मुमकिन है। जो अपने 
पुरुषार्थ ओर बल का आसरा लेकर अभ्यास करेगा, वह 
अहकारी हो जावेगा और उसकी लरक्की का रास्ता 
बन्द हो जावेगा, क्योकि किसी की ताकत नही हे कि 
काल और कर्म और मन और माया पर गालिब आ 
सके । लेकिन सच्चा परमार्थी कुल्ल-मालिक राधास्वामी 
दयाल और सत सतगुरु की दया से, इन सब को जीत 
कर, एक दिन अपने निज घर मे जा सकता है।। 


सातवे, खुलासा और नतीजा 


२० - ऊपर के बयान से जाहिर होगा कि सच्चे 
परमाथी को भक्ति की कार्रवाई थोड़ी बहुत उसी तौर 
पर करनी होती है, जैसे कि दुनियादार आदमी दुनिया 


| २०४] प्रेमपत्रराधास्वामी [शब्द | पत्र राधास्वामी 


की कार्रवाई दुरुस्ती से करके उससे फायदा उठाते हैं 
और गृहस्थ का कार चलाते हैं यानी परमाथी को कोई 
नई बात या नया काम नही करना होता है। जैसे 
दुनियादार जिस काम में कि उनका शौक जबर है, 
बगेर खोफ और लज्जा बिरादरी वगैरा के बे-तकल्लुफ 
करते हैं, इसी तरह परमार्थी को भी मुनासिब है कि 
दुनिया के लोगों का जो सच्चे परमार्थ से बे-ख़बर हैं, 
डर और शरम और लिहाज और झिझक छोड कर, 
भक्ति के कायदो और रील में बर्ताव करे और सल 
सलगुरु और प्रेमी जन में विशेष प्यार लाना चाहिये, 
तब उसका परमार्थ दुरुस्त और पूरा बन सकेगा और 
जो कोई कुल की मरजादा और दुनिया की लाज और 
दुनियादारों के डर मे अटका रहेगा, उसके परमार्थ में 
कसर पड़ेगी यानी प्रेमाभक्ति के अगो मे जैसा चाहिये, 
नही बर्त सकेगा और इसी तरह कुटुम्ब परिवार का 
विशेष मोह और डर परमार्थ मे बहुत विघ्न और खलल 
डालता है, इस वास्ते जरुरत के मुवाफिक सब से प्रीत 
करना और व्यवहार में बर्तना जायज़ और दुरुस्त है, 
लेकिन ज्यादती में नुकसान होता है क्योंकि ऐसा 
स्वभाव और बरताव कुटुम्ब के साथ दुनिया के कामो में 
भी बहुत खलल डालता है और दुनिया की तरक्की से 
महरूम रखता है। जो कोई राधास्वामी मत के मुवाफिक 
कार्रवाई करे, उसके दोनो काम परमार्थ और स्वार्थ 
यानी दुनिया और दीन दुरुस्त बन सकते हैं और दोनों 
की कार्रवाई बराबर जारी रह सकती है।। 


| १ ] पाँच्वौँभा [२०५ | भाग 
राधास्वामी दयाल की दया 


राधास्वामी सहाय 


छॉटे हुए शब्द, प्रेम बानी भाग ४ 


शाब्द १ 


मन तू कर ले हिये धर प्यार। 
राधास्वामी नाम का आधार॥। 
राधास्वामी नाम है अगम अपारा। 
जो सुमिरे तिस लेहि उबारा॥। 
सुन घट मे अनहद झनकार॥ 
राधास्वामी धाम है ऊंच से ऊँचा। 
सत बिना कोइ जहाँ न पहुँचा।। 
दरस किया जाय कुल करतार॥। 
राधास्वामी नाम की महिमा भारी। 
शेष महेश कहत सब हारी॥। 
लीला अपर अपार॥। 
राधास्वामी परम पुरुष जग आये। 
हंस जीव सब लिये मुक्ताये॥ 
और जीवन पर बीजा डार॥ 
नाम की महिमा बहु बिधि गाई। 
मुक्ती की यहि जुगल बताई॥। 
सुमिरो राधास्वामी बारम्बार ॥। 
राधास्वामी नाम का भेद सुनाया। 
सुरत शाब्द मारग दरसाया॥। 
धुन सँग सुरत चढ़ाओ पार॥ 


| २०६] प्रेमपत्रराधास्वामी [शब्द | पत्र राधास्वामी 


ध्वन्यात्मक जो राधास्वामी नामा। 
तिस महिमा कस करू बखाना।। 
जो सुने सोइ जाय निज घरबार॥। 


शाब्द २ 


सुरतिया हरख रही। 
निरखत गुरु चरन बिलास॥। 
बिगसत खेलत सग गुरू के। 
दिन दिन बढ़त इुलास॥ 
प्रीत प्रतीत बढ़त चरनन में। 
तजत काम और भोग बिलास।॥। 
उमंग उमंग कर गावल बानी। 
मगन होय रह गुरु के पास॥ 
चित दे सुनत बचन सतसँग के। 
चेत करत घट में अभ्यास॥। 
मन और सुरत सिमट कर चालें। 
तजत देश जह माया बास॥ 
तीसर तिल धस सुनती बाजा। 
लखती जह वह जोत उजास॥ 
गगन ओर धावत सुर्त प्यारी। 
पावत काल तरास।। ८ 
अधर चढ़त सुन सुन धुन अक्षर। 
सुन में हसन संग बिलास॥ ९ 
भंवरगुफा धुन सुन गई आगे। 
निज सूरज सँग मिला अभास॥ १० 
अलख अगम लख हुई अचिन्ती। 
मिल गई प्रेम आनद की रास॥। ११ 


| २] पाँच्वौँभा [२०७ | भाग 


प्रेम पियारी सुरत ररेंगीली। 
प्यारे राधास्वामी की हुई ख़वास।॥। १२ 
दरशन कर अति कर मगनानी। 
पाय गई धुर धाम निवास॥१३ 
प्रेम प्रताप छाय रहा घट मे। 
प्रेम स्वरूप किया हिरदे बास।। १४ 
यह गत मत है अगम अपारा। 
पावे मेहर से कोइ निज दास॥। १५ 
कर सलसग गहे स्वामी सरना। 
सुरत चढ़ावे निज आकाश॥ १६ 
सुरत होय तब स्वामी प्यारी। 
प्रेम की दौलत पावे खास।॥१७ 
राधास्वामी मेहर दृष्टि से हेरें। 
प्रेम दुलार होय खासुलखास।। १८ 
जो अस दुर्लभ भक्ति कमावे। 
जावे निज घर बिन परियास॥ १९ 
सुरत निमानी मेरी स्वामी सँवारी। 
गावत उन गुन स्वासो स्वाॉँस॥। २० 
प्रेम दुलारी शब्द पियारी। 
होय निहाल बैठी चरनन पास।। २१ 
दयाल सरन ले काज बनाया। 
तज दिया जग का मोह और आस॥। २२ 
प्रेम अधार जियत सुर्त प्यारी। 
जग से रहती सहज उदास॥ २३ 
धूम हुई भक्ती की भारी। 
करम भरम सब हो गये नाश।। २४ 


| २०८] प्रेमपत्रराधास्वामी [शब्द | पत्र राधास्वामी 


प्रेम अधारी सुरत सिरोमन। 
आरत दीपक करती चास॥ २५ ॥ 
सब सख्ियाँ मिल आरत गावे। 
राधास्वामी चरनन धर विश्वास ।। २६ ॥। 
दया करी राधास्वामी प्यारे। 
घट घट कीन्हा प्रेम प्रकाश।। २७ ॥। 


शाब्द ३ 


सुरतिया वार रही। 
तन मन गुरु चरन निहार॥ 
बिमल बैराग धार कर मन मे। 
छोड़ दिया ससार॥। 
मोह जाल के बधन काटे। 


गुरु सेवा में रहे हुशियार॥ 
सलसग बचन धार कर चित मे। 
मन को छिन छिन डारत मार॥ 
भोग अक को काटत छिन छिन। 
राधास्वामी नाम जपत हर बार॥। 
ध्यान लगाय बढ़ावत प्रीती। 
शाब्द सुनत हियरे धर प्यार॥ 
घंटा सख मचावत शोरा। 
छिटक रहा घट जोत उजार॥ 
अनहद शब्द लगा अब गरजन। 
चढ़ कर पहुँची गगन मँझार॥ 
द्वारा फोड़ गई अब सुन में। 
न्हाई मानसर मैला उतार।॥। 


| ३]... पॉचवॉभाग.. [२०९ | भाग 


भंवरगुफा का देख उजारा। 
बीन सुनी सतगुरु दरबार।। १० ॥ 
अलख अगम के पार चढ़ाई। 
राधास्वामी चरन मिला आधार॥ ११ 
तन मन तोड़ किया जब सलसँग। 
भोग बासना दई निकार॥ १२ 
गुरु चरनन में प्रीत घनेरी। 
कीन्ही हिये से तन मन वार॥ १३ 
दीन गरीबी धार चित्त में। 
मन के मान दिये सब झाडङड।। १४ ॥। 
तब गुरु परसन होय मेहर से। 
अग लगाया किरपा धार॥१५ 
अस सलसग करे जो कोई। 
सोई जावे भौजला पार। १६ 
राधास्वामी परम गुरू दातारा। 
पह्ुँचावे फिर निज घर बार॥ १७ 
होय निचिन्त बसे सुख सागर। 
हर दम राधास्वामी दरश निहार।। १८ 
अचरज नाम और अचरज रूपा। 
अचरज मेहर का वार न पार।॥१९ 
लख लख भाग सराहत अपना। 
राधास्वामी चरन पकड़ रहि सार॥। २० 
राधास्वामी द्याल सरन हिये धारी। 

उन मेहर से दिया मेरा काज सँवार। २१ 


| २० ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
बचन चोतीसरवों 
सहज उपदेश 
फेहरिस्त मजमून सहज उपदेश 
(१) रचना का कुल्ल-मालिक और करतार ज़रूर 
है।। 
(२) सुरत यानी जीव किसको कहते हैं और कहाँ 
से आए? 
(३) संत सतगुरु किसको कहते हैं ? 
(४) सुरत यानी जीव कुल्ल-मालिक की अस है।। 
(५) मन और सुरत और इन्द्रियो का बधन जगत 
और उसके भोगों मे और उसके सबब से दुख सुख 
सहना ।। 


(६) तीन ताप दुख का रूप हैं।। 


(७) दुख सुख और जनम मरन से बगेर दया सत 
सतगुरु के छुटकारा नहीं हो सकता है।। 

(८) वर्णन इस बात का कि वास्ते प्राप्ति सच्चे 
परमार्थ के सत सतगुरु से मिल कर उपदेश लेना 
ज़रूरी है।। 

(९) सिफल पूरे और सच्चे गुरु की ।। 

(१०) जब पूरे गुरु मिले और कुल्ल-मालिक का 
भेद देवें तब उनके साथ किस तरह बर्तावा करना 
चाहिये। | 

(११) जीव की जाग्रत के समय आख में बैठक है 

और वही से खिच जाना, अदर और ऊपर की तरफ, 


| ३४ ] पाँच्वौँभाग [ २११ | भाग 
वक्‍त नीद और मौल के और बे-खबर हो जाना देह और 
दुनिया के दुख सुख से। | 

(१२) टेकियों की मूर्खता और अहकारी-पन और 
वाद विवाद करने की आदत और ना-काबलियत वास्ते 
करने किसी किस्म के अलरी अभ्यास के या शामिल 
होने सतो के सलसग के ।। 

(१३) जात पांत के टेकी भी वैसे ही मूर्ख और 
नादान हैं और अपने परमार्थी नफे और नुकसान से 
गाफिल, यह लोग सतो के दर्शन और सतसग के फेज 
और फायदे से हमेशा महरूम रहेंगे । । 

(१४) बाजे लोगो के ओछे और नाकिस ख्याल 
निसबल औरतों के परदे के और हारिज होने उनकी 
तरक्की इलम और अक्ल, समझ और तजरुबा और 
सच्चे परमार्थ मे । | 


(१५) एक गुरु करके दूसरा गुरु न करने के 
बयान में। | 


(१६) कायदा बर्ताव का सलसग में और पूरे गुरु 
के साथ । | 


(१७) आरती का कायदा और फायदा ।। 

(१८) हार चढ़ाने का फायदा ।। 

(१९) मत्था टेकने और बदगी करने का फायदा ।। 
(२०) परशादी और चरनामृत का फायदा ।। 


(२१) जात का भेद और उसका मुकर्रर होना कर्म 
के ब-मूजिब | | 


(२२) सेवा का वर्णन ।। 


| २४२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
(२३) महिमा सलसग की | | 


(२४) महिमा अलर अभ्यास यानी अलरी सलसग 
की ।। 


(२५) जीवों का बेजा और गलत भरम और खौफ 
निसबत राधास्वामी मत में शामिल होने के।। 


(२६) दुनिया के लोगो का धरम और ईमान ।। 
(२७) प्रेम की महिमा । | 

(२८) सरन की महिमा | | 

(२९) हिदायत यानी उपदेश कुल्ल जीवों को।। 
(३०) गोश्त खाने का नुकसान ।। 


(३१) शराब और भग और दूसरे नशों के खाने 
पीने का नुकसान ।। 


(३२) तितिम्मा यानी आखरी बचन ।। 


(१) रचना का कुल्ल-मालिक और करतार 
ज़रूर है 


१ - समझवार और विचारवान मनुष्य को अनेक 
प्रकार की जमीनी और आसमानी रचना और उसकी 
भारी और बारीक कारीगरी को देख कर मन मे फौरन 
यह ख्याल पेदा होगा कि उसका करता जरूर है और 
वह सर्व समर्थ और अतरजामी और सर्व व्यापक पुरुष 


है। | 
२ - सबूत इस बाल का कि कोई कुल्ल-मालिक 
ज़रूर है, यह है कि हरचद चैतन्य सब जगह मोजूद है, 


| ३४ ] पाँच्वौँभा [ २१३ | भाग 


मगर बगेर मदद अपने से विशेष चैतन्य के कुछ 
कार्रवाई रचना और उसके पालन पोषन वगेरे की नहीं 
कर सकता । जैसे इस लोक का चैतन्य बगैर मदद 
अपने विशेष चेलन्य के, जिसकी धार इस सूरज से 
आती है, कोई कार्रवाई नहीं कर सकता हे, इसी तरह 
से यह सूरज अपने विशेष चैतन्य निरंजन के आसरे 
और वह ब्रह्म रूपी सूरज और फिर वह सत्त नाम रूपी 
निज सूरज और फिर वह भी कुल्ल-मालिक राधास्वामी 
दयाल के अधीन है। 


३ - इस सूरज से विशेष चैतन्य सूरज का पता 
नजूमी देते हैं और ब्रह्वा-रूपी सूरज की महिमा जोगीश्वर 
ज्ञानियो ने की है और ब्रह्म के परे सत्त नाम रूपी सूरज 
का भेद सन्तों ने वर्णन किया है और कुल्ल-मालिक 


राधास्वामी दयाल का पद, कुल्ल-मालिक ने आप परम 
सन्त रूप धारन करके प्रकट किया ।। 

४ - इन स्थानों या सूरजों से जो चैतन्य धार आती 
है, वह अपने अपने समान-चेलन्य सूरज मंडल की 
रचना की कुल्ल कार्रवाई मे मदद देती है और इन हर 
एक स्थानों का जो धनी है, वही नीचे की रचना का 
मालिक और मुख्तार है और राधास्वामी दयाल 
कुल्ल-मालिक है ओर सिर्फ परम संत उनके धाम तक 
पहुँचे हैं । । 

५ - जो आदि धार राधास्वामी धाम से निकली, 
वही कुल्ल रचना की करतार है यानी उस धार से 
पहिले सत्तलोक तक यानी दयाल देश की रचना हुई 
और सत्तलोक से जो दो धार प्रकट हुईं, उन से दूसरे 

दरजे (ब्रह्मांड) यानी निर्मल चैतन्य और शुद्ध माया 


| २१४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


देश की रचना हुई और निरंजन जोत से जो तीन घारें 
प्रकट हुई, उन से तीसरे दरजे (पिंड) यानी निर्मल 
चैतन्य और मलीन माया देश की रचना इुई।। 


६ - हरचंद कि निर्मल चैतन्य सब जगह मौजूद है, 
लेकिन शुद्ध माया देश यानी दूसरे दरजे मे शुद्ध माया 
के गिलाफो से और मलीन माया देश यानी तीसरे दरजे 
में मलीन माया के गिलाफो से ढका हुआ है। इस सबब 
से माया देश में नीचे के दरजे का चैतन्य समान और 
ऊपर के दरजे का विशेष कहलाता है, क्योंकि बगेर 
मदद विशेष चैतन्य के वह पूरी तोर से रचना की 
कार्रवाई नहीं कर सकता || 

७ - हर एक मडल और दरजे में जो रचना है, उस 
को गौर से देखने और विचारने से भारी कारीगरी और 
समर्थता और इरादा या मतलब रचना करने वाले का 
साफ पाया जाता है। यह समर्थता कुल्ल-मालिक की 
डन कामो मे साफ जाहिर है, जैसे माया और उसके 
अजज़ा, तत्त्व और गुन वगेरे को पैदा करना और उस 
मसाले से अनेक तरह के रूप और रग निहायत 
बारीकी और कारीगरी से बनाना और फिर उनसे और 
उनके अग अग से जुदा जुदा काम लेना। जो नजर 
गोर से देखा जाय तो यह कैफियत कुल्ल रचना मे ओर 
भी एक एक देह और उसके बनाव में, साफ मालूम 


होती है।। 


८ - जब समर्थता और कारीगरी और इरादा और 
मतलब कुल्ल आसमानी और जमीनी रचना में पाया 
जाता है और तीनों शक्ति यानी पैदा करने और पालन 
पोषन करने और सहार करने की, हर जिस्म यानी हर 


| ३४ ] पाँच्वौँभाा [ २१५ | भाग 


एक नाम और रूप मे कार्रवाई कर रही हैं, फिर साबित 
हुआ कि कोई कुल्ल-मालिक इस रचना का जरूर है 
और वह सर्व समर्थ और भारी कारीगर और सब जगह 
मौजूद और अन्तरजामी और सर्व ज्ञानी ओर अमर और 
अजर है ।। 

९ - यह कुल्ल-मालिक घट घट में मौजूद है और 
ऊँचे से ऊँचा उसका धाम है और राधास्वामी उसका 
नाम है । । 


१० - यह नाम ध्वन्यात्मक है यानी इसकी आवाज़ 
बे जबान और बे बाजे के, ऊँचे मडल मे हर एक के 
घट में हर वक्‍त हो रही है और गहरे अभ्यासी और प्रेमी 
उसको अपने अतर में सुनते हैं। यह नाम किसी मनुष्य 
का धरा हुआ नहीं है। कुल्ल-मालिक ने आप संत रूप 
धारन करके, जीवो के उद्धार के निमित्त उसको आप 
अति दया करके प्रकट किया । | 

११ - मालूम होवे कि मनुष्य का स्वरूप कुल्ल 
रचना का नमूना है और जितने मडल बाहर हैं, वे सब 
छोटे पैमाने के मुवाफिक घट घट में मौजूद हैं और 
बाहर के मडलों से मुवाफिकत रखते हैं यानी एक हो 
रहे हैं, जैसे सात खन के मकान की हवा, बाहर की 
हवा के मडल से, अपने अपने दरजे के मुवाफिक मेल 
रखती है और एक हो रही है।। 


(२) सुरत यानी जीव किसको कहते हैं ओर 
कहाँ से आये 


१२ - आदि मे सब जीव घुर मुकाम से आये, जैसे 
सूरज और सूरज की किरन। वह किरन यानी आदि 


| रश] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


धार जब माया के घेर में उत्तरी, तब माया के खोल 
उस पर चढ़ते चले आये। इन खोलो का नाम देही है। 
जिस मडल मे सुरत उतर कर ठहरी, उसी मडल के 
माया के मसाले की देह उसकी बन गई और उसमे बेठ 
कर सुरत उसी रचना के साथ बर्ताव करने लगी और 
उसमे किसी कदर बॅँध गई | 


१३ - इसी तरह इस लोक में उतर कर मनुष्य देह 
धारन करी और उसमे उसका बधन हो गया और ऊपर 
के मडलों के पट बद हो गये यानी सुरत का रुख नीचे 
की तरफ हो गया। ऐसी सुरतों को जिनका देह में और 
भी इस लोक की रचना मे बधन हो गया, जीव कहते 
हैं यानी उनको अपने मालिक और निज धाम की 
सुध बिसर गई ।। 


(३) सन्त सतगुरु किसको कहते है 


१४ - जो सुरत कि उस आदि धाम से एक दम 
उलर कर बा-खबर और होशियार आई, और नर रूप 
धारन किया, उसके घट मे सब पट खुले रहते हैं यानी 
जब वह चाहे धुर पद मे चली जावे और कुल्ल-मालिक 
का दर्शन करे और जब चाहे जब पिंड मे उतर कर 
इस दुनिया की सैर करे। ऐसी सुरत को सत और 
सलगुरु कहते हैं और उसका कुल्ल-मालिक के साथ 
बराबर मेल रहता है और वह किसी मडल की रचना या 
इस दुनिया में नहीं फॅसती है।। 


(४) सुरत यानी जीव कुल्ल-मालिक की 
अंश है 


| ३४ ] पाँच्वौँभा [ २१७ | भाग 


१५ - दफा १२ और १३ में लिखा गया हे कि सब 
जीव बतौर किरनियो के आदि धाम से आये और माया 
के घेर मे उन पर दरजे-ब-दरजे खोल चढ़ते चले आये 
और इन खोलो यानी देहियों में उनका बधन हो गया, 
पर जौहर उनका और कुल्ल-मालिक का एक है और 
सूत उनका कुल्ल-मालिक से लगा हुआ है, पर रास्ते में 
जा-ब-जा पट लगे हुए हैं, क्योकि धार का रुख नीचे 
और बाहर की तरफ हो रहा है।। 

१६ - अब मालूम होवे कि कुल्ल रचना हर एक 
मडल में, सुरत यानी आदि धार ने जो धुर पद से 
आई, करी हे और इस लोक मे भी साफ नजर आता 
है कि एक एक सुरत ने अपने कयाम के वास्ते, यहाँ 
एक एक पिंड रचा और उस पिंड की सम्हाल और 
पालन पोषन उसी की शक्ति से हो रहा है यानी तीनों 
गुन और पाचों तत्त्व और उनकी प्रकृतियाॉँ और अनेक 
शक्तियाँ जैसे बिजली की शक्ति और रोशनी की शक्ति 
और र्बैँच शक्ति और हटाव शक्ति और बनाव शक्ति 
वगैरा सब ताबेदारी में सुरत के जब कि उसने पहिले 
ही अपना जहूर किया, हाजिर होकर पिंड के बनाव 
और सम्हाल में मदद देती हैं और सब आपस में रल 
मिल कर काम करती हैं और जब सुरत पिंड को 
छोड़ती है, तब वे सब आपस मे लड़भिड़ कर पिंड को 
बिगाड़ देती हैं यानी उसका अभाव हो जाता है।। 


१७ - इससे जाहिर है कि कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल, अपनी किरनियो या धारो के वसीले 
से यहाँ सब जगह मौजूद हैं ओर उन्ही किरनियों की 
मार्फत यहाँ अनेक प्रकार की रचना करा रहे हैं और 


| २१८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


जब उन किरनियों यानी सुरतों का पिंडों से वियोग 
होता है तब उन देहियों का अभाव हो जाता है और 
कुल्ल मसाला माया का जेसे तत्त्व और गुन और 
शक्तियाँ सुरत के आधीन हैं यानी उसकी मौज या हुक्म 
अनुसार कार्रवाई कर रहा है।। 


१८ - यह बाल दरख्त की पेदायश पर नजर करने 
से बहुत आसानी से समझ में आ सकती है। जिस वक्त 
कि किसी बीज में से आदि धार निकली यानी कुला 
फूटा और सुरत ने अपना ज़हूर किया, उसी वक्त से 
तीनों गुन और पाँचों तत्त्व और सर्व शक्तियाँ वहाँ मौजूद 
होकर, उस दरख्त के बढ़ाव और बनाव में मदद देती 
हैं और इसी आकाश से मसाला खींच कर लेती हैं और 
फिजूल माद्दा खारिज करती है और वही आदि धार 
यानी कुला जो फूटा है, बढ़ता हुआ कुल्ल दरख्त का 
कर्ता हे और उस दररब्त के रूह की घारें नसाजाल के 
वसीले जड़ से पत्ती तक फैली हुई हैं। । 


१९ - जब वह दरख्त मर जाता है यानी उसकी 
रूह स्विच जाती है, उस वक्‍त उसका जिस्म बतौर 
ईधन के पड़ा रहता है, चाहे जला दिया जावे या कुछ 
अर्से मे गल कर खाक हो जावे।। 


२० - जो माया और उसका मसाला और कुल्ल 
शक्तियाँ और गुन और तत्त्व वगेरे सुरत के आधीन और 
ताबेदार न होते, लो तीन लोक की रचना भी न होती 
और जो कि कुल्ल-मालिक का सत्त चित्त आनन्द रूप 
है, इस वास्ते सुरत का भी वही स्वरूप है यानी इस 
रचना में वही चैतन्य है और सर्व रस और आनन्द उसी 
की धार में हैं और इस रचना में सत्त भी वही है यानी 


र 


| ३४ ] पाँच्वौँभा [ २१९ | भाग 


सुरत ही रचना करती है और उसी के सबब से सब 
रचना ठहरी हुई और कायम नज़र आती है और उसके 
वियोग में उस रचना का यानी देहियो का अभाव हो 
जाता है । 

२१ - यही सुरत सत सतगुरु की कृपा और 
सलसग से उलट कर अपने निज घर में पहुँच सकती 
है। पर माया का मसाला जो कि जड़ है और जिससे 
देहियाँ और उनके अनेक औजार, जैसे इन्द्रिया वगेरे, 
बने हैं, उलट नहीं सकता यानी अपनी हह के पार नहीं 
जा सकला । | 

२२ - यह सुरत अस मुवाफिक अपने अंसी यानी 
कुल्ल-मालिक के अमर और अजर है और जब एक देह 
को छोड़ती है, तब अपनी चाह और बासना के मुवाफिक 
दूसरी देह धारन करती है क्योकि जब तक कुल्ल-मालिक 
का भेद लेकर और जुगल दरियाफ्त करके उस तरफ 
को चलना शुरू न करेगी, तब तक उसका बधन देह 
और दुनिया से नहीं छूटेगा और बारम्बार देह धरनी 
पड़ेगी | | 


(५) मन और सुरत और इन्द्रियों का बधन 
जगत और उसके भोगों मे और उसके सबब 
से दुख सुख सहना 


२३ - सुरत का पिंड में बैठने और इन्द्रियों के 
वसीले से ससार में बर्ताव करने से, देह ओर दुनिया में 
बधन हो गया और जो कि देह और इन्द्रियाँ माया के 
मसाले से बनी हुई हैं, इस वास्ते उनको इसी देश की 


| २२०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


रचना में से अहार लेना जरूर पड़ा और यही इन्द्रियों 
के भोग, बंधन का कारन हो गये।। 


२४ - जब किसी इन्द्रिय के अहार या भोग की 
ख्वाहिश पैदा होती है, जो वह खातिर-ख्वाह मिल गया 
तो सुख, नहीं तो दुख होता है या जब किसी औजार 
मे देह के कोई खलल या बिगाड़ हो जाता हे, तब भी 
दुख होला है।। 


२५ - यह हाल दुख सुख का जो निज देह के साथ 
ताल्लुक रखता है, बयान हुआ। इसी तरह हर एक देह 
को जो जानदार है, दुख सुख होता है और जिसका 
जिस दूसरी देह या देहियो में बधन है, उसको भी उसी 
कदर उसका असर पहुँचता है। इस सबब से हर एक 
शख्स अपने निज कर्मो का, और भी दूसरे के कर्मो 
का, फल जो दुख सुख है भोग करता है और सबब इस 
भोगने का बधन या लाग और लगन है।। 


(६) तीन ताप दुख का रूप हैं 


२६ - ऐसे कम लोग हैं जिनको सुख विशेष हासिल 
है ओर दुख बहुत कम, लेकिन ऐसे जीव कसरत से हैं 
जिनकी ख्वाहिशे भोगों की ज्यो की त्यो पूरी नही होती 
हैं और इस वास्ते दुख सहते हैं।। 


२७ - यह दुख तीन किस्म के है यानी आधि, 
व्याधि और उपाधि । आघि, मन के दुख को कहते हैं 
और व्याधि, देह मे रोग को कहते है और उपाधि, बाहर 
के कजिये और झगड़े को कहते हैं। इन तीन ताप से 
इस रचना मे कोई जीव खाली नहीं रहता यानी अपने 
अपने चक्कर के मुवाफिक यह ताप सब जीवो को 


| ३४ ] पाँच्वौँभा [ २२१ | भाग 


व्यापते हैं, चाहे अमीर होवे या गरीब, और सिफ इसी 
देह मे नही, बल्कि दूसरी देहो तक कर्म का फल असर 
करता है। । 


(७) सुख दुख और जनम मरन से बगैर दया 
सत सतगुरु के छुटकारा नहीं हो सकता है 


२८ - अब जो कोई इन तीनों तापों के असर से 
और भी जनम और मरन के कष्ट और क्लेश से बचना 
चाहे, उसके वास्ते संतों ने यही जतन फरमाया है कि 
जैसे बने तैसे देह और दुनिया के बधनों को ढीला करे 
और चित्त को राधास्वामी दयाल के चरनो में जोड़े और 
यह बात सत सतगुरु के सलसग में शामिल होने और 
उनके चरनों में प्रीत करने से हासिल हो सकती है। 
बगेर उनकी दया के किसी का छुटकारा इन दुक्खो से 
मुमकिन नहीं है।। 


(८) वर्णन इस बात का कि वास्ते प्राप्ति सच्चे 


परमार्थ के, सत सतगुरु से मिल कर उपदेश 
लेना जरूरी है 


२९ - दुनिया और जीवों के हाल को देख कर 
मालूम होता है कि कोई काम बगेर गुरु या उस्ताद या 
सिखाने वाले के कोई नहीं सीख सकता, फिर सच्चे 
परमार्थ की कार्रवाई बगैर मिलाप सच्चे गुरु के और 
उनसे उपदेश लेकर कमाई करने के केसे मुमकिन है? 

३० - जो कोई ऐसा ख्याल करते हैं कि गुरु की 
कुछ जरूरत नहीं हैं और पोथियाँ पढ़ कर जाहिरी 
कार्रवाई आप कर सकते है, उनको यह मालूम नही है 

| कि सच्चा परमार्थ किसे कहते हैं। वे लोग सिर्फ बाहरी | 


| २२२] प्रेमपत्रराधास्वामी [ बचन | पत्र राधास्वामी 


करतूत को परमार्थ समझते हैं, जैसे पोथी पढ़ना और 
पढ़ाना, भजन गाना और प्रार्थना करना और व्रत रखना 
और जबान से या स्वासा और मन से नाम का जाप 
करना या बे-ठिकाने मूर्ति या किसी और स्वरूप या 
अरूप ब्रह्मा का ध्यान करना या तीर्थो और मन्दिरो मे 
जाना और खैरात करना या पाठशाला धर्मशाला कुँयें 
बावडी बागा या और कोई मकान वास्ते जीवो के 
उपकार और आराम के बनाना वगैरा वगेरा। 


३१ - यह सब काम हर कोई जिसने थोड़ी बहुत 
विद्या पढ़ी है, बगैर मदद गुरु या उस्ताद के पोथियाँ 
पढ़ कर और बाहरमुखी परमार्थियों की चाल ढाल देख 
कर आसानी से कर सकता है, लेकिन सच्चा परमार्थ, 
बगैर सच्चे और पूरे गुरु के कोई नही कमा सकता, 
क्योकि उसमें कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल के धाम 
और उसके रास्ते और मजिलों का भेद लेकर, निज 
घर की तरफ चलना पड़ता है और वह चाल बगैर 
मालूम होने जुगत और सवारी के और मिलने मदद के 
ऐसे शख्स से जो आप रास्ता तै कर चुका है, कोई नही 
चल सकता और जो कार्रवाई कि बाहरमुखी परमार्थी 
लोग करते है, उसमें चलना और चढ़ना बिल्कुल नहीं 
है और न सच्चे मालिक के धाम का पता और भेद है।। 


(९) सिफत सच्चे और पूरे गुरु की 


३२ - गुरु नाम उसका है कि जो अन्धेरे मे चाँदना 
करे और रास्ता बतावे और उस रास्ते पर खास जुगल 
के साथ चला कर निज धाम में पहुँचावे। सो यह 
सिफल पहिले तो कुल्ल-मालिक की है कि जिसने मौज 
से अपने चरनों से आदि धार प्रकट करके अँधेरे मे 


| ३४ ] पाँच्वौँभा [ २२३ | भाग 


चॉदना किया और रचना करी और जीवो को उस धार 
से मिला कर अपनी तरफ खींचता है, इस वास्ते वही 
आदि गुरु और परम गुरु है।। 

३३ - दूसरे यह सिफत सन्त सतगुरु की है कि जो 
कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल के निज पुत्र या मुसाहब 
हैं और उसकी मौज से दुनिया में आकर जीवों को 
उपदेश करके निज धाम में पहुँचाते हैं यानी अपने 
बचनों से उन के घट का तमोगुन और अन्धकार दूर 
करके और रास्ता और जुगल बता कर और मेहर से 
चाँदना करके उनसे रास्ता तै करवाते हैं और सिवाय 
उनके जीव के कल्यान के, और कोई मतलब जीवो से 
नही रखते हैं। जब तक ऐसे गुरु नहीं मिलेंगे और 
रास्ता तै न होगा, तब तक किसी जीव का सच्चा 
उद्धार होना कतई मुमकिन नहीं है ।। 


(१०) जब पुरे गुरु मिलें और कुल्ल-मालिक 
का भेद देवे, तब उनके साथ किस तरह 
बरतावा करना चाहिये 


३४ - जिस किसी को भाग से सतगुरु मिल जावे 
और वे कुल्ल-मालिक का पता और भेद देवे ओर जुगल 
उस से घट में चढ़ कर मिलने की बलावे, तब उसको 
चाहिये कि कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल के चरनों 
में गहरी प्रतीत और प्रीत लावे।। 

३५ - प्रतीत की शरह यह है कि उनको (१) सर्व 
समर्थ और (२) हाजिर नाजिर और (३) हर वक्‍त अपने 
अग सग समझे । ऐसा यकीन मुशकिल से आता है 

लेकिन जिसके दिल में थोड़ा बहुत पैदा हुआ, वह 


| २२४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


उसके मन और उसकी कार्रवाई की गढ़त बहुत जल्द 
कर देगा यानी जब वह कुल्ल-मालिक को हाजिर 
नाजिर और हर वक्‍त अपने सग समझेगा, तो बहुत 
कम उसका मन नाकिस लरगो मे बर्ताव करेगा और 
कुल्ल-मालिक को हर काम में करता धरता मानेगा ओर 
यही भक्तों की चाल और समझ रहती है।। 


३६ - प्रीत की शरह यह है कि कुल्ल-मालिक की, 
ऊपर के लिखे हुए के मुवाफिक, प्रतीत करके उसके 
-चरनो मे इस कदर प्यार और भाव लावे कि ससारियो 
की प्रीत उस से नीचे दरजे की रहे और दर्शन का 
शोक ऐसा तेज़ होवे कि दुनिया और दुनिया के सामान 
की चाह और प्रीत हलकी पड़ जावे बल्कि फिज़ूल 
ख्वाहिशै बिलकुल बद हो जावे यानी कोई संसारी चाह, 
सिवाय औसत दरजे पर, अपने और अपने कुटुम्ब के 
गुजारा करने के मन में न रहे और जो कुछ कि हो रहा 
है और आइन्दा होवे, वह सब अपने मालिक का हुक्म 
और मौज समझे और उसके साथ जिस कदर बन सके 
मुवाफकत करे। यह भक्ति भाव का स्वरूप और बर्तावा 
हे। | 

३७ - जो कि सत सतगुरु की महिमा अगम और 
अपार है और वह कुल्ल-मालिक के निज धाम के बासी 
हैं और सिर्फ जीवो के कल्यान के वास्ते जब तब ससार 
में आते रहते हैं, इस वास्ते प्रेमी परमार्थी को मुनासिब 
है कि उनके साथ थोड़ा बहुत उसी मुवाफिक बर्ताव 
करे जेसे कुल्ल-मालिक की निसबल समझ बूझ धारन 
की है। । 


| ३४ ] पाँच्वौँभा [ २२५ | भाग 
(११) जीव की जाग्रत के समय आखो में 
बैठक है और वहीं से खिच जाना अन्दर और 
ऊपर की तरफ वक्‍त नींद और मौत के और 
बे-खबर हो जाना देह और दुनिया के दुख सुख 
से 


३८ - जाग्रत के समय जीव की बैठक आँखों मे 
होती है और जब नींद के बस उसका खिंचाव अन्दर में 
ऊपर की तरफ होता है, तब उसको देह और दुनिया 
के सुख दुख की सुध बिसर जाती है। इसी तरह जब 
मौल के वक्‍त ज्यादा खिचाव हो जाता है, तब देह और 
दुनिया से नाता टूट जाता है यानी इधर की बिलकुल 
सुध बुध नहीं रहती है, लेकिन वक्‍त खिंचाव के इस 
कदर तकलीफ मरने वाले को होती है और ऐसी सूरत 
उसकी बिगड़ जाती हे कि किसी से देखा नहीं जा 
सकता है।। 

३९ - अब गौर करना चाहिये कि आँखों के मुकाम 
पर बैठने से जीव का बंधन देह और दुनिया के साथ 
पैदा होता है और यहाँ से सरकने पर यह बंधन ढीले 
हो जाते हैं तो साबित हुआ कि निरबंध होकर सच्चे 
मुक्ति पद में पहुँचने और निज घर में जाने का रास्ता 
आँख के मुकाम से शुरू होता है।। 


४० - जो कोई जीते जी इस रास्ते पर संत सतगुरु 
से उपदेश लेकर चलना शुरू करेगा, उसको कुछ 
मालिक की कुदरत अंतर में नज़र आवेगी और मन 
और सुरत के सिमटाव और चढ़ाई का रस आवेगा और 

ससार और उसके भोगो की कदर उसके चित्त से कम 


| २२६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


होती जावेगी और रफ्ता रफ़्ता सतगुरु की दया से एक 
दिन निज घर में पहुँच कर (जो माया देश के पार 
है ) विश्राम पावेगा और अमर आनन्द को प्राप्त होगा 
यानी जनम मरन का चक्कर उसका बद हो जावेगा ।। 


४१ - लेकिन जो जीव कि यह कार्रवाई नही करेगे 
और उमर भर दुनिया और उसके भोग बिलास मे खर्च 
करेंगे और उन्ही की प्राप्ति के लिये जतन करते रहेंगे, 
तो अखीर वक्त यानी मृत्यु के समय उनकी तबीयत 
का मैलान और झुकाव देह और दुनिया की तरफ रहेगा 
और जो कि काल पुरुष उनको पिंड से अलेहदा करके 
ऊपर की तरफ रखीचेगा, इस सबब से इस खीचातानी 
में जीवों को बहुत कष्ट और क्लेश होवेगा, जैसा कि 
उनके मरने के वक्‍त की हालत और मरने के बाद की 
सूरत से जाहिर होता है यानी उनका चेहरा और रग 
ऐसा बदल जाता है कि देखने मे डर मालूम होता है 
और जब कि वह पिंड के नाके के पार पहुँचेंगे, वहाँ 
उनको देह और दुनिया और उसके सामान की फुरना 
यानी याद उठेगी और वह फुरना उनको नीच ऊंच 
जोन में मुवाफिक उनकी करनी के जनम देगी। 
खुलासा यह कि ऐसे जीवों का बारम्बार देह धर कर 
दुख सुख सहने और जनम मरन का कष्ट भोगने का 
चक्कर बराबर जारी रहेगा ।। 

४२ - जो कोई जीव सिवाय ऊपर की लिखी हुई 
करनी के, और और जतन परमार्थ के नाम से बाहरमुखी 
या अंलरमुखी नीचे के घट में, कर रहे हैं, उनको शुभ 
कर्म का फल मिलेगा, पर सच्चा उद्धार नहीं होगा और 
न उनकी चाल उस रास्ते पर चलेगी जो कि घर की 


र 


| ३४ ] पाँच्वौँभा [ २२७ | भाग 


तरफ जारी है और जहाँ होकर अखीर वक्‍त पर चलना 
पड़ेगा | | 


४३ - लेकिन जो बाहरमुखी करनी कि अंतर 
अभ्यास मे मदद देनेवाली है, जेसे सन्त सतगुरु का 
सग और उनके प्रेमी जन की सेवा और सतो की बानी 
का (जिसमें प्रेम और भेद और चितावनी का वर्णन है) 
पाठ करना और गाना और राधास्वामी मत की चरचा 
करना वगैरे उसकी कार्रवाई सच्चे परमार्थ का फल 
देगी और सत सतगुरु और सच्चे मालिक की दया की 
बरिशिश करावेगी कि जिससे भक्ति और प्रेम बढ़ेगा 
और मन और सुरत अतर में सिमटेंगे और चढ़ेंगे | । 

(१२) टेकियों की मूर्खता और अहकारीपन 
अर वाद विवाद करने की आदत ओर 
नाकाबलियत वास्ते करने किसी किस्म के अतरी 
अभ्यास के या शामिल होने सतो के सतसंग के 


४४ - जो कोई पिछले वक्‍त की परमार्थी कार्रवाई 
और इष्टौ की टेक बॉध रहे हैं ओर उनकी महिमा करते 
हैं पर कोई कार्रवाई उसकी जैसे अष्टाग जोग जिसमें 
प्राणायाम शामिल है और मुद्रा का साधन और उनके 
सजम वगैरा और हठ जोग आप नहीं करे, तो ऐसे 
लोग उन साधनो के फायदे ओर नुकसान से बिलकुल 
बे-खबर है, ओर न उनको गुरु की ज़रूरत और महिमा 
की खबर पड़ेगी, क्योकि जितने अलरी साधन हैं, वह 
बगेर अभ्यासी गुरु के सतसंग और उपदेश और मदद 
के मुतलक बन नहीं सकते हैं और जो कोई पढ़ कर 
और सुन कर कुछ कर रहे हैं, वह गलती और धोखे में 


| २२८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


पड़े हैं और मुमकिन नहीं कि वे सिवाय चंद - रोज़ के 
कोई अतर अभ्यास बगेर मदद गुरु के जारी रख सके। 
ऐसे लोग सच्चे परमार्थ की तरफ से नादान और 
बे-परवाह रहते हैं और इस वास्ते उनके जीव का 
कारज जैसा चाहिये, नहीं बनता । इनकी करनी और 
रहनी कमी जीवो के मुवाफिक रहती है और उसी 
सुवाफिक उनको फल मिलता है। यह लोग हुज्जत और 
तकरार और लडाई और झगडे और वाद विवाद करने 
को हमेशा तैयार रहते हैं और अपनी टेक और पक्ष उस 
वक्त बहुत जोर और शोर से ज़ाहिर करते है, पर सच्चे 
प्रेमी उनको नादान और जाहिल और अहकारी समझ 
कर, उनके साथ गुफ्तगू या चर्चा नहीं करते हैं, 
मुवाफिक इस कोल के 
|| दोहा ।। 

बहते को मत बहन दे गह पकड़ाओ ठौर। 

समझाया समझे नहीं तो कहो बचन दो और।। 

बहते को बह जान दे मत पकड़ाओ ठौर। 

समझाया समझे नहीं तो दे धक्के दो और।। 

४५ - बडा अफसोस है कि इन लोगों की समझ 
और अकल बड़ी मोटी है। जरा भी गौर करके बात को 
नही विचारते। ख़ुद अपनी ज़बान से कहते है कि पुराने 
वक्लों की चाल ढाल और व्यवहार और लोगो के 
स्वभाव बहुत बदल गये हैं और दिन दिन बदलते जाते 
है और यह हाल सिर्फ अपनी दो तीन पुश्त का कहते 
हैं और परमार्थ की निसबल इनके मन और अकल में 
यह बात जरा नहीं समाती कि जो साधन उस वक्त में 
जारी थे, जिसको हजारों वर्ष गुज़र गये, किस तरह 
हाल के जमाने के लोगों के लायक हो सकते है और 
इस वक्त के जीव जो कि धन और देह और बल और 


| ३४ ] पाँच्वौँभाग [२२९ | भाग 


पराक्रम वगैरा में निहायत निबल और लाचार हैं, किस 
तरह पुराने साधन और पुरानी चाल में बर्ताव कर 
सकते हैं? यही सबब है कि जबान से मनु धर्मशास्त्र 
और पातजलि योगशास्त्र और अनेक पुराने ग्रंथों को 
पढ़ा करें और गाया करें और आप समझे और और को 
समझावे और इधर उधर हुज्जत ओर तकरार करने को 
उनके हवाले और गवाही देवें, लेकिन किसी शास्त्र के 
मुवाफिक कार्रवाई गृहस्थ या परमार्थ की, न इनके बाप 
दादे और बसावली गुरु से और पंडित और पुरोहित से 
बनी और न इनसे और न इनकी औलाद से बन 
सकती है। सिर्फ खाली बातें बनाते हैं और अपनी 
ना-लियाकती और बे-ताकती पर नहीं शरमाते और न 
अफसोस करते हैं और जो कोई उनको इस समय के 
लायक कार्रवाई व्यवहार और परमार्थ के साधन की 
बतावे (जो कि मुवाफिक हुकुम सतो के है ओर हर एक 
से बन सकती है) उसको नहीं सुनते और अहंकार 
करके और पिछले ग्रन्थो की टेक बाँध कर सतो के 
बानी बचन का निरादर करते हैं। इन जीवो को अभागी 
और कहरी समझना चाहिये । | 

४६ - संतों ने अपनी बानी और बचन में वह जुगल 
प्रकट की है कि पिछले वक्त के महात्माओ को उसकी 
खबर भी नही थी और इस कदर उसको आसान कर 
दिया है कि लड़का जवान और बूढ़ा और औरत और 
मद॑ और पढ़ा और अनपढ़, सब उसकी कार्रवाई 
आसानी से, बगेर छोड़ने घरबार और रोजगार के, कर 
सकते हैं और तत्काल यानी चन्द रोज मे उसका फल 
देख सकते हैं यानी अपनी मुक्ति होती हुई और 
| कुल्ल-मालिक के निज धाम की तरफ चाल चलती हुई | 


| २३० ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


नजर आवेगी और उधर से सत सतगुरु और 
कुल्ल-मालिक की दया और रक्षा सूझ पड़ेगी । । 


४७ - पिछले वक्त के महात्माओ ने जो साधन 
मिस्ल अष्टाग योग वगेरा के जारी किये, वह विरक्तो से 
दुरुस्त न बन सके और गृहस्थियो की तो मुतलक 
ताकत नहीं कि उस रास्ते पर कदम धर सके, जब 
तक कि घरबार और रोजगार न छोड़ें। यह कठिन 
साधन पिछले वक्तों मे यानी सलजुग से शुरू, कलजुग 
तक, सिवाय पन्द्रह बीस ऋषीश्वरों और मुनीश्वरो ओर 
ओऔतारो के जेसे राम, कुष्ण, व्यास , वशिष्ठ, याज्ञवल्क, 
उद्यालक और सुखदेवजी वगेरा के, जिनके नाम उपनिषद 
और शास्त्रों और पुरानों वगेरा में दर्ज है, और किसी 
से नहीं बने। अब किस कदर ताज्जुब की बात है कि 
आजकल के जीव थोड़ी सी विद्या पढ़ कर और अपने 
मत के हाल से बिल्कुल ना-वाफिक, पर थोड़ा तरजुमा 
मनु धर्मशास्त्र और योगशास्त्र का अपनी बुद्धि के 
मुवाफिक पढ़ कर, सतो और उनके प्रेमी-जनों से 
मुकाबला और हुज्जत और तकरार करने को मुस्तैद 
होते है और अपनी दानाई को जो कि महज नादानी 
और जिहालत है, बड़ी मर्दानगी के साथ जाहिर करते 
हैं। इनको अपनी नादानी और गफलत की खबर जब 
पड़े कि जब कम से कम एक महीना चुप बैठ कर सतों 
की बानी और बचन पक्षपात छोड़ कर सुने और समझे 
और अपनी ओछी बुद्धि और विद्या को उसमें दखल न 
देवे। लेकिन अफसोस है कि इनका ऐसा भाग नहीं है। 
इनसे तो वही करनी बन पड़ेगी जो इनको चौरासी में 
भरमावे | | 


| ३४ ] पाँच्वौँभा [ २३१ | भाग 
(१३) जात पाँत के टेकी भी वैसे ही मुर्ख 
और नादान हैं और अपने परमार्थी नफे और 
नुकसान से गाफिल, यह लोग सतो क दर्शन 
अर सतसंग के फेज और फायदे से हमेशा 
महरूम? रहेंगे 


४८ - सिवाय पुराने वक्‍त के परमाथी टेकवालों के, 
बाजे लोग जातपात के भी टेकी है। चाहे उनका परमार्थ 
बने या बिगड़े, अपने से कम जात वाले से कभी दीन 
न होंगे और परमार्थ की दौलत चाहे कैसी ही भारी और 
सस्ती और आसानी से मिलती होवे, हासिल नहीं 
करेंगे। लेकिन दुनिया के कामों ओर धन के लेने के 
वास्ते, चाहे कोई जात होवे, उसकी खुशामद और 
खिदमत करने को बहुत ख़ुशी से तैयार रहते हैं, जैसे 
वकील और डाक्टर और हकीम और धनवान और 
हाकिम और उस्ताद और मास्टर और सयाने दिवाने 
और रडी मुंडी वगैरा। इनकी कभी जात नहीं देखते 
और पूछते और बगेर किसी के कहने के उनकी हाजिरी 
और अनेक तरह की खिदमत करने को मुस्तैद रहते 
है। | 


४९ - जब कोई परमार्थ के हासिल करने के वास्ते 
अपने से कम जात की तरफ रुजू लावे, तो उसके 
साथ तमाम बिरादरी और कुटुम्ब परिवार झगड़े और 
फिसाद करने को तैयार होते हैं। लेकिन जब इनमे से 
कोई अगरेजी सराय मे जाकर अगरेजी खाना खावे या 
रडी घर में डाल लेवे या शराबी कबाबी या तमाशबीन 


| १-अभागी।वंचित | - अभागी। वचित। 


| २३२] प्रेमपत्रराधास्वामी [ बचन | पत्र राधास्वामी 


और जुआरियों का संग करे, तो उससे कोई कुटुम्बी या 
बिरादरी वाला मुज़ाहिम नहीं होता ओर न किसी किस्म 
की बाजपुर्स करते है, बल्कि उल्टा उससे डरते है। यह 
सब काम खराब और खिलाफ मजहब हैं, मगर उनमे 
कोई दखल नहीं देता और परमार्थ यानी सच्चे मालिक 
की पूजा और भक्ति, जो कि सब कामो मे बढ़ कर काम 
है, दुनियादारों की नज़र में ऐसा ओछा और फिज़ूल 
दिखलाई देता हे कि उसकी कार्रवाई करनेवालों की 
निंदा करते और तान तंज लगाने से नहीं डरते। बल्कि 
इस किस्म की उपाधियाँ उठाने को तैयार होते हैं कि 
जिससे उसकी परमार्थी तरक्की मे खलल पड़े या वह 
कार्रवाई बन्द हो जावे। यह लोग बजाय कारे - सवाब 
यानी पुन्य के, अपने ऊपर भारी पाप का भार चढ़ाते हैं 
जिसके सबब से उनकी आकबत कभी नहीं सुधरेगी 
यानी उनका परलोक कभी नहीं बनेगा।। 


(१४) बाजे लोगो के ओछे और नाकिस 
ख्याल निसबत औरतों के परदे के और हारिज 


होने उनकी तरक्की इल्म ओर अक्ल, समझ 
ओर तजरुबा और सच्चे परमार्थ में 


५० - बहुत से मर्द दुनियादार, औरतों को परदे मे 
रखने की कोशिश करते है और उनको सतसंग नहीं 
करने देते। इन लोगो की अक्ल और समझ पर बड़ा 
अफसोस आता है कि बा - वजूद इस बाल के कि 
औरतें आम तोर से किसी बात में मर्दों से कम नही हैं 
और इलम और अक्ल मर्दों के मुवाफिक हासिल करके, 
बन्दोबस्त घर का और बाहर का अच्छी तरह कर 
| सकती है और इस किस्म की कार्रवाई आजकल बहुत | 


| ३४ ] पाँच्वौँभा [ २३३ | भाग 


जगह जारी है यानी औरतें डाक्टरी और मुहर्रिरी और 
वकालत और मास्टरी और तिजारत के काम और 
दूकानदारी और मुसव्वरी और खबर - नवीसी और 
बहुत से फन और हुनर और नट विद्या और सिपहगरी 
के काम कर रही हैं, फिर भी यह लोग उन पर जो जरा 
कदम बढ़ा कर रवरवे तो रोक टोक लगाने और तान 
तंज करने और बुरा भला कहने में कसर नही रखते। 
लेकिन इनकी इस किस्म की कार्रवाई बे-फायदा हे, 
क्योंकि अक्सर औरतें अनेक तरह की पूजायें जो 
खिलाफ शास्त्र हैं, मिस्ल सीतला और बराही और 
जखड्या और कबरों वगेरा की करने को बे-तकल्लुफ 
बाहर जाती हैं और मंदिरों में उत्सव के दिन दर्शन 
करती फिरती है और तीर्थो मे तो यह कैफियत ब-कसरत 
नजर आती है यानी बराबर मर्द व औरत बे-कैद और 
बे-लकल्लुफ मदिरो का गश्त और परिक्रमा वगेरा और 
साधो के अखाड़ों मे और पडिलो की कथा वगेरे में 
जाती आती हैं। अलावा इसके झुंड के झुड औरतों के 
कुछ रात बाकी रहे से और दिन चढ़े तक हमेशा और 
खास कर परबी के दिन और कार्तिक के महीने मे, गगा 
और जमुना और और दरियाओं पर नहाने और पूजा 
करने को जाती है। सिवाय इसके अक्सर औरतें बिरादरी 
के अनेक कामो और रस्मो और व्यवहारो मे घर २ 
जाती आती हैं और कोई खास तौर पर परदा नहीं 
करती हैं।। 


५१ - ज्यादातर अफसोस इन लोगो की इस समझ 
पर आता है कि औरतों की निसबत गुरु धारन करना 
ना-जायज कहते हैं और बयान करते हैं कि उनका पति 

| ही उनका गुरु और परमेश्वर है। अब ख्याल करो कि 


| २३४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


जब पति को गुरु और परमेश्वर करार दिया, तो सच्चे 
मालिक की भक्ति और पूजा से उनको एक दम हटा 
दिया और सच्चे गुरु से भी जो मालिक से मिलने का 
जलन बताते और भक्ति पूजा की विधि समझाते, उनको 
रोका और हटाया और जो उनके पति ससारी और 
टेकी पुरुष हैं और जो वे सिवाय घर बार के कारोबार 
और व्यवहार और रोजगार वगैरे और भोग विलास के 
कुछ नही जानते हैं, तो दोनों निपट संसारी रहे और 
अपने पैदा करने वाले मालिक का कुछ भेद न जाना 
और न उसकी कुछ भक्ति करी, तो दोनों का परलोक 
बिगड़ा और चौरासी में भरमने के अधिकारी हुये और 
यही सबब है कि ऐसे दुनियादार मर्द और औरतें वक्त 
तकलीफ या बीमारी वगैरा के भूल, पलीत और भगी 
और धोबी, मुर्दो और मुसलमानों के कबरो की पूजा 
बे-तकल्लुफ करने लगती हैं। ऐसी पूजाये जब एक दफे 
शुरू हुई, तो सालहा साल और नसलन बाद नसलन 
उनके घराने मे जारी रहती हैं। अब उनसे पूछना 
चाहिये कि यह पूजायें कोन से शास्त्र के मुवाफिक आप 
करते हैं और अपनी औरतों से कराते हैं ? सच पूछो तो 
यह लोग नास्तिक और भ्रष्ट हैं। इनको संतों और 
महात्मा ओं और भक्तों और प्रेमियों पर और उन के 
सलसग और भक्ति की कार्रवाई पर तान मारते और 
निंदा करते शरम भी नही आती। ज़रा गरेबान में सिर 
डाल कर अपने हाल और चाल को देखे कि बिलकुल 
बे-मज़हब वालो के मुवाफिक गुजरान कर रहे हैं और 
जो लोग कि सच्चे मालिक को चीन्ह कर उसकी भक्ति 
करते हैं, उनकी हँसी उड़ाते हैं और उनसे परहेज 

करना चाहते हैं। प्रेमीजन तो ख़ुश होते हैं कि जो यह 


| ३४ ] पाँच्वौँभा [ २३५ | भाग 


लोग अपनी मूर्खता से खुद उनसे हटना चाहते हैं तो 
सहज में इनसे पीछा छूटता है, क्योकि यह उनके संग 
और सोहबत के लायक बिलकुल नहीं हैं। पर इनका 
बहुत अकाज होता है। एक तो मालिक से बे-मुख और 
दूसरे सत और भक्तजन के निंदक और विरोधी । यह 
लोग मुफ्त पापो का भार अपने सिर पर चढ़ाते है, जेसा 
कि गुरू नानक ने इन कड़ियों मे कहा हैं 

सत का निंदक महा अतिताई। 

सत का निंदक खिन टिकन न पाई।। 

सत का निंदक महा हत्यारा। 

सत का निंदक परमेश्वर मारा।। 

संत का निंदक राज से हीन। 

संत का निंदक दुखिया और दीन।। 

संत के दूषन मत होय मलीन। 

संत के दूषन शोभा ते हीन।। 

सत के निंदक को सर्व रोग।। 

सत के निंदक को सदा विजोग।। 

सत का दोषी जनमे मरे। 

संत की दूखना सुख ते टरे।। 

संत के दूषन सुख सब जाय। 

सत के दूषन नरक में पाय।। 

५२ - ज़रा गौर करने से इस ना-मुनासिब चाल की 
भारी गलती जाहिर होती है। जब कि किसी स्त्री का 
पति थोड़ी या कुछ ज़्यादा उमर मे गुज़र गया तो गोया 
उसका गुरु और परमेश्वर मर गया, अब वह किस का 
आसरा और सहारा लेकर अपनी जिंदगी बसर करे । 
जो पहिले ही सच्चे गुरु से उपदेश दिला कर, उसको 
थोड़े बहुत अतरी ध्यान वेरा में लगा देते तो इस वक्त 
मे उसको बहुत मदद मिलती यानी कुछ परमार्थ का 


| २३६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


आनन्द पाकर दुनिया के दुक्ख को किसी कदर 
बिसरती | | 


५३ - देखने में आता है कि लोग बेवा हो जाने पर 
औरतों को बसावली गुरुओं से उपदेश दिलाते हैं और 
वे मूर्ति पूजा वगैरे में लगा देते हैं, लेकिन उसमें कुछ 
शान्ति या अतर आनंद नहीं आता। अब गौर करो कि 
पति को गुरु मानने से क्या फायदा हुआ, जब उसके 
मरने के बाद दूसरा गुरु धारन करना पड़ा और वह भी 
असली परमार्थ से बे-खबर ? 


५४ - मालिक को कहते हैं कि सब जगह मौजूद है 
और जो ऐसा है तो हर एक जीव के घट में भी मौजूद 
है ओर उसकी पूजा घट में वाजिब और सही है। फिर 
जब बंसावली गुरु (पण्डित या भेष या गुसाई या 


साहब-जादे) ने घट का भेद न बताया, तो वह आप 
गुरुवाई की रीति और सच्चे मालिक के भेद से बे-खबर 
हुआ, फिर वह गुरुवाई के लायक किस तरह हो सकता 
है ओर उसको गुरु धारन करने से मालिक से मेल केसे 
होगा और भरम कहाँ दूर हुआ। खुलासा यह कि ऐसी 
बेचारी औरते जैसी नादान थी, वैसी ही रही ओर उनके 
उद्धार और मालिक के चरनो मे मन के लगाव की कोई 
सूरत न निकली । यह नतीजा उस दस्तूर का हुआ कि 
जिसके मुवाफिक औरतों को गुरु धारन करने से बाज़ 
रक्खा और उनके पति को ही उनका गुरु ओर परमेश्वर 
करार दिया और बसावली और सच्चे गुरु मे तमीज 
और फर्क न किया और नकल यानी मूर्ति को पेश करके 
असल का पता और भेद न समझाया, फिर शान्ति कैसे 
प्राप्त होवे। जैसे हाकिम या हकीम या खाविंद की 


| ३४ ] पाँच्वौँभाा [ २३७ | भाग 


तसवीर कुछ काम नहीं दे सकती, इसी तरह मालिक 
की तसवीर से भी कुछ काम नही निकल सकता ।। 


५५ - मुनासिब तो यह है कि कुल्ल औरत और 
मर्दों को, जब कि अठारह बीस वर्ष की उमर हो जावे, 
कुल्ल-मालिक के भेद से (जो कि घट में मौजूद है) 
समझौती देकर, जुगल उसके ध्यान और पूजा की 
बताना चाहिये, ताकि वे उसी वक्त से एक या दो बार 
दिन रात में थोड़ा बहुत अभ्यास करें और जेसी उमर 
बढ़ती जावे और फुर्सत और मौका मिले, उस अभ्यास 
को आहिस्ते आहिस्ते बढ़ाते जावे और वक्‍त जरूरत 
किसी दूसरे के मुहताज न रहेँ और हमेशा अपने घट 
मे आसरा और भरोसा अपने सच्चे मालिक का रक्खवे 
और तकलीफ मे इधर उधर न भरमे यानी अपने अलर 
में थोड़ी बहुत शान्ति हासिल कर सके ।। 


५६ - यह भेद और जुगल सत सतगुरु या उनके 
प्रेमी जन से, जो सगत में शामिल हैं, मालूम हो सकता 
है। सुहागन औरतों को उनके खाविन्द, अपने साथ 
सतसग मे ले जाकर, उपदेश दिला सकते हैं और जो 
बेवा हैं, वह अपने माँ, बाप या भाई या लड़के या सास 
या ससुर या देवर जेठ या कोई खास रिश्तेदार के सग 
सगल में जाकर और उपदेश लेकर, अपने घर मे बैठ 
कर अभ्यास कर सकती है और जब तब मौके मुनासिब 
पर सलसग में भी शामिल होवे, इसमें परदा भी रहा 
आवेगा और सब तरह से हिफाजत भी इनकी रहेगी 
यानी सतसंग में अकेली नहीं जावेगी । । 


५७ - सबब ऐसी समझ बूझ ओर बर्ताव का यह है 
कि यह मर्द आप ही परमार्थ से बे-खबर हैं यानी न तो 


2 


| २३८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


सच्चे मालिक के भेद से वाकिफ हैं और न कुछ उसकी 
भक्ति या अंतरी पूजा करते हैं। फिर उनके मन में 
परमार्थ की कदर और जरूरत, वास्ते हर एक जीव के 
कैसे समावे? और बर्ताव और व्यवहार उनका केसे 
बदले ? इस वास्ते वे आप भी निपट संसारी है और 
नकली परमार्थ और देवताओं और भूतप्रेत की पूजा में 
राजी । फिर उनके स्त्री और बाल बच्चे भी उन्हीं के 
मुवाफिक नादान और सच्चे परमार्थ से बे-खबर और 
बे-परवाह बने रहते हैं और जिस किसी के सच्चा दर्द 
परमार्थ का पेदा होता है, उसकी कार्रवाई देख करके 
ऐसे पुरुष और स्त्रियों को अचरज मालूम होता है और 
अपनी मूर्खता से उस पर तान मारते हैं और हँसी 
उड़ाते हैं ओर अपनी गफलत और बे-परवाही का सोच 
विचार नहीं करते और न मरने के वक्‍त की सख्त 
तकलीफ का खौफ दिल में लाते है।। 

५८ - जो उनको सच्चे परमार्थ का उपदेश मिलता 
तो अपने कुल कुटुम्ब और रिश्तेदार और पड़ोसी वगेरे 
को समझा कर, उसी कार्रवाई में लगाते और अपने 
और उनके भागों को सराहते और मालिक की दया का 
शुकराना बजा लाते।। 


(१५) एक गुरू करक दूसरा गुरू न करने के 
बयान में 


५९ - बाजे मद॑ और औरतों का यह ख्याल है कि 
एक गुरु करके दूसरा गुरु न करना चाहिये, सो यह 
बात उस हालत में दुरुस्त है जब कि सच्चे और पूरे 
गुरु पहिले ही मिल जावें और जो किसी ने बसावली या 
मामूली गुरु कर लिया है और उसने सच्चे मालिक का | 


| ३४ ] पाँच्वौँभा [ २३९ | भाग 


भेद और जुगत उसके मिलने की घट में नही समझाई 
और उलटा नकल यानी मूर्ति और तीर्थ मे भरमा दिया, 
लो उसका नाम गुरु नहीं हो सकता बल्कि वह पाखडी 
और धोखा देने वाला है और आप भी धोखा खाया हुआ 
है। फिर ऐसे गुरु को छोड़ने में जिस वक्त कि सच्चे 
गुरु मिले, हरगिज़ देर नही करनी चाहिये ।। 
|| साखी ।। 
झूठे गुरू की टेक को तजत न कीजे बार। 
द्वार न पावे शब्द का भटके बारम्बार।। 


सुरत शब्द बिन जो गुरु होई। ताको छोड़ो पाप कटा।। 

६० - सच्चे गुरु की पहिचान यह है कि घट में 
कुल्ल-मालिक और रचना का भेद बतावें और शब्द 
सुना कर अतर में सुरत यानी रूह और मन को 


सिमटवावें और चढ़ावे और आख के मुकाम से, जहाँ 
जाग्रत अवस्था में जीव की मुख्य कर बैठक है, चलने 
की तरकीब समझावे और आप कुल्ल-मालिक के स्थान 
से बा-खबर आये होवे या अपना काम यहीं अभ्यास 
करके पूरा कर चुके होवें या साधना कर रहे होवें। 
पहिले का नाम सत सतगुरु और दूसरे का साध गुरु 
या प्रेमी अभ्यासी है। उनके उपदेश और सतसंग से 
जीव का कारज बन सकता है, और कोई दूसरी जुगल 
से सच्चा उद्धार मुमकिन नहीं है और चोरासी का 
भरमना नहीं छूटेगा । | 

६१ - अब जीवो को आप विचारना चाहिये कि 
सच्चे मालिक और असल से मिलने की सच्ची जुगल 


बताने वाला और रास्ता चलाने वाला ही गुरु हो सकता 
है या कि नकल और भरमो में ओर बाहरमुखी कर्मो में 


| २४०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


भटकाने वाला और असल से बेमुख रखने वाला । वह 
तो आप ही बे-खबर है और भरमों में भरम रहा है और 
धन और पूजा के लालच और को भी भरमाता है। ऐसे 
झूठे आदमी से जिसने पाखड करके या नादानी से 
अपना नाम गुरु रक्खा है, रिश्ता गुरुवाई का तोड़ना 
सुनासिब है या नहीं। इसमे कभी पाप नही होगा, बल्कि 
कुल्ल-मालिक राजी और खुश होगा। उन जीवो का 
जिन्होंने सच्चा उपदेश लेकर अभ्यास शुरू किया है 
और सच्चे गुरु और सच्चे मालिक की सरन में आये हैं, 
अपनी मेहर से आप उद्धार करेगा और रास्ता तै करने 
में मदद देगा। इस बाल की सचोटी का हाल थोड़े दिन 
के अभ्यास से जीव को मालूम हो सकता है।। 


(१६) कायदा बर्ताव का सतसय में 
ओर पुरे गुरु के साथ 


६२ - जो कि बगेर पूरे गुरु और उनके सतसग के 
किसी जीव का सच्चा उद्धार मुमकिन नहीं है, इस 
वास्ते कहा जाता है कि परमार्थियो को किस तौर से 
वहाँ बर्तना चाहिये, जिससे उनको पूरा फायदा हासिल 
होवे। | 


६३ - परमाथी जीवो को पहिले खोज सतगुरु और 
उनके सतसंग का लगाना चाहिये और जब पता मिल 
जावे, लब जिस कदर जल्दी बन सके, सलसग मे 
शामिल होवें और जब वहाँ जावें, तब वहाँ के कायदे के 
ब-सूजिब आदाब बजा लाना चाहिये यानी दृष्टि सतगुरु 
के सन्मुख करके चरनों पर मत्था टेकना या चरन 
छूकर बंदगी करना चाहिये और जहाँ तक मुमकिन 
होवे, सन्मुख या दाये बाये जहाँ सलगुरु की नज़र | 


| ३४ ] पाँच्वौँभाग २?» | भाग 


पड़ती होवे, बैठना चाहिये - पीठ पीछे या नजर के पीछे 
की तरफ, जहाँ तक मुमकिन होवे न बैठे। क्योकि वहाँ 
नज़र दया की भरी हुई उस पर नहीं पड़ेगी और बचन 
भी जैसा सन्मुख होने से सुनाई देंगे, नज़र से पीछे की 
तरफ बैठने से वैसे साफ नही मालूम होगे और नज़र 
भी किसी कदर चंचल रहेगी ।। 


६४ - जब सलसग में जावे तब अपने लई खाली 
और कम - वाकिफकार समझ कर, दीनता के साथ 
जावे तब कुछ फायदा उठावेगा और जो अपने लई 
भरपूर और दाना समझ कर या मुमतहिन बन कर या 
सैर देखने की नजर से जावेगा, तो वह खाली आवेगा 
और शायद बजाय दया के, उनकी ना-मेहरबानी की 
नजर उस पर पड़े और अकाज होवे।। 


६५ - जब सलसग मे बैठे, तब नज़र सतगुरु पर 
रक्खे और बचन चित्त देकर सुने और समझे और कोई 
ख्याल दुनिया यानी घरबार या रोज़गार वगैरा का मन 
मे न लावे, नही तो बचन कम सुनाई और समझाई 
देगा और उसका रस भी नहीं मिलेगा और जिस वक्त 
कि सतगुरु बचन कहते होवें, बीच में सवाल न करे 
और जब वे फिकरा या बचन पूरा कर ले, लब जो कि 
दरियाफ्त करना होवे पूछे और होशियारी रक्खे कि 
सिवाय असली मतलब की बात के या जो कुछ कि 
उससे ताल्लुक रखता होवे, दूसरी बात न पूछे और न 
कहे, नहीं तो मतलब खब्त हो जावेगा और जो बात कि 
सुने, उसका विस्तार और फैलाव अपने मन में आप 
करे। | 


६६ - जब सलसग में बचन ऐसे होवें कि किसी 
| नाकिस चीज़ के खाने पीने या ख्याल करने या नाकिस | 


| २४२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


र के करने से परहेज करना चाहिये, तो अपनी 
ताकत के मुवाफिक उसके मानने मे अतर और बाहर 
कोशिश करे और जो बातें नई सुनाई देवे, उनको जहाँ 
तक मुमकिन होवे, याद करे, और बाद सतसंग के 
उसका मनन करके हृदय में बसाता जावे।। 


६७ - फिजूल और बे-मललब की बातचीत न करे 
और दुनिया की खबरें सलसग में न सुनावे और न 
दुनिया के बड़े आदमी और अमीरों और राजाओं की 
कथा कहे और न उनके व्यवहार और चाल चलन की 
बातो का जिक्र करे और न कचहरी दरबार के मुआमलो 
और मुकदमों और लड़ाई झगड़ो का जिक्र करे और 
अपनी बिरादरी और रिश्तेदारों के व्यवहार और उनके 
घरो की और शहर की चीजों का वर्णन न करे, क्योकि 
यह सब कारखाने मलीन हैं और परमार्थ से उनका 
कुछ ताल्लुक नही हैं।। 

६८ - सतसंग में बैठ कर मन को दुनियावी ख्यालों 
और जिक्रों से खाली करना चाहिये, न कि नई नई 
चीजों और मतलब से खारिज बातो का उस मे भराव 
करना और औरो के मन को भी गदला करना | | 


६९ - सलसग में किसी की बुराई भलाई करना 
नही चाहिये और किसी के मुआमलो या कार्रवाई पर 
रवाह दुनिया या राज दरबार के मुताल्लिक होवे, 
हफगीरी? या अपनी रायज़नी?! करना मुनासिब नही है, 
क्योंकि सतसंग परमार्थ का घर है, न कि दुनिया के 
झगड़े रगड़े की कथा या मुआमलों के फैसले करने की 
जगह। इस किस्म की बातें, बाद परमार्थी कथा क, 


१ - कसर देखना। २ - अक्ल लड़ाना। 


| ३४ ] पाँच्वौँभा [ २४३ | भाग 


जहाँ कहीं कि होती हैं, वह परमार्थ के अमोल और 
हितकारी बचनों को भुलानेवाली हैं। ऐसे संग और 
सुहबत में परमाथी को कभी शामिल होना नहीं चाहिये।। 


७० - जो कोई कहे कि विद्या और बुद्धि और 
चलुराई की बाते करने में कुछ मुज़ायका नहीं है, इस 
मे अक्ल और इलम और बढ़ते हैं, तो उसको समझाया 
जाता है कि सच्चे सतसंग में विद्या और बुद्धि भुलाई 
जाती है, न कि उनकी याद दिलाई जावे और तरक्की 
की तदबीर की जावे । ऐसी कार्रवाई परमार्थी बचनो के 
मनन और अलर मे भजन और अभ्यास की तरक्की के 
वास्ते, निहायत दरजे की बिघ्नकारक और खलल 
डालनेवाली है और सच्चे परमार्थी को उससे सरबत 
परहेज करना चाहिये । | 


७१ - सतगुरु और उनके प्रेमी जन को यह सब 
बाते निहायल ना-पसद है और ऐसे लोगों का जो 
स्वाभाविक ऐसी बातों मे बर्तते हैं, सलसग मे शामिल 
होना मजूर नहीं करते।। 


७२ - सिवाय इन सब बातो के जिनका जिक्र ऊपर 
हुआ, सतसग में बैठ कर ऊंघना या सोना परमार्थ की 
तरक्की मे निहायत दरजे का खलल डालता है और 
वहाँ के कायदे और अदब के बर - खिलाफ है। लेकिन 
ऐसे लोग जो गहरा सलसग कर चुके हैं, वह अपने मन 
और सुरत को समेट कर बैठे या एक गोशे पर अलेहदा 
लेट रहे, तो उनकी हालत मामूली ऊँघने और सोनेवालों 
से जुदा है। वे गाफिल नही होते, और न उन पर 
तमोगुन का राल्बा होता है। वे अपने मन और सुरत को 

समेटे हुये, अतर मे एक किस्म का रस लेते है और नई 


| २४४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


ताकत हासिल करते हैं। कभी २ ज्यादा खिच जाते हैं; 
नहीं तो थोड़ी तवज्जह उनकी सलसग की कार्रवाई या 
अपनी सेवा की तरफ रही आती है। बाजे लोग जो 
पहिले दुरुस्ती के साथ अर्से तक सलसग कर चुके हैं, 
वह वक्‍त सलसग के अपने अलरी अभ्यास (जैसे ध्यान 
वगेरा) में मशगूल हो जाते हैं। जाहिर में बैठे २ सोते 
हुये नज़र आते हैं लेकिन असल में वे होशियार हैं और 
अंतर में रस ले रहे हैं या चरनों में लय हो रहे हैं और 
मालूम होवे कि मन और सुरत को समेट कर और ऊँचे 
सथान पर बिठला कर, बचन या शब्द सुनने और दर्शन 
करने का रस और मज़ा ब-निसबल मामूली तौर से 
बैठने के ज़्यादा मिलता है। मगर यह हालत गहरे 
सलसगी और अभ्यासियो की है। नये परमार्थियो को 
होशियारी से बैठना और आँखें खोले हुये दर्शन करना 
और बचन चित्त से सुनना और फिर उनका मनन 
करना लाजिम और जरूरी है और जो इस तरह 
कार्रवाई नही करेंगे, तो गहरे सलसगियो के दरजे तक 
नहीं पहुँचेगे बल्कि सच्चे खोजी और ददी का निशान 
यही है कि सलसग में बहुत होशियार बैठे और किसी 
बचन का एक लफ्ज भी न जाने देवे यानी कुल्ल बचन 
को गौर से सुने और समझे और फिर उसका मनन 
करे। | 
(१७) आरती का कायदा और फायदा 

७३ - वक्त सतसंग के एक तरीका आरती का 
जारी है। उस वक्त प्रेम के शब्दों का बानी में से पाठ 
किया जाता है और जो शख्स आरती करना चाहता हे, 
वह सन्मुख बैठता है और सतगुरु की दृष्टि से अपनी 
दृष्टि जोड़ कर और मन को समेट कर शाब्द के 


| ३४ ] पाँच्वौँभा [२४५ | भाग 


मजमून पर नज़र रखता है ओर पहिले या दूसरे मुकाम 
पर अपनी सुरत को ठहराता है। यह तरीका असल में 
ध्यान का है ।लेकिन तनहाई मे मन ऐसा नही लगता, 
जैसा कि सतगुरु के सन्मुख यानी उस वक्त दुनियावी 
ख्यालाल नहीँ उठते हैं और सतगुरु की नज़र के आसरे 
से रस और आनद विशेष हासिल होता है। अकसर 
दस पाँच या ज्यादा सतसंगी इस तरह पर आरती 
करते हैं और सब सन्मुख बैठते हैं और हर एक के 
वास्ते एक या दो शब्द का जुदागाना पाठ किया जाता 
है और जब तक कि कुल्ल आरतियाँ खलम होवे, सब 
सतसंगी इसी तरह दृष्टि अपनी सतगुरु के स्वरूप पर 
जमा कर और मन को समेटे हुए, बैठे रहते हैं और 
अंतर में रस और आनद लेते हैं।। 

७४ - बाद खतम होने आरतियों के, हर एक 
सतसंगी आरती करने वाला, अपनी सरधा और ताकत 
के मुवाफिक, भेंट पेश करता है और एक या दो या 
सब आरती करने वाले मिल कर शीरीनी वगेरा बतौर 
परशाद के मँगवाते हैं कि वह आरती के खतम होने 
पर, कुल्ल सलसगी और हाज़िरान सतसग में बराबर 
तकसीम हो जाता है और शुरू आरती मे हार चढ़ाते हैं, 
सो परशादी होकर सलगुरु से वापिस मिल जाता है 
और बाद देने भेंट और वापस लेने हार के, मत्था टेक 
कर और दृष्टि जोड़ कर बदगी करते हैं।। 


(१८) हार चढ़ाने का फायदा 


७५ - जो कि सत सतगुरु या साध गुरु की सुरत 
ऊँचे देश की बासी है और जब नीचे उत्तरी तो भी पिंड 
में ऊचे मुकाम पर उसकी बैठक रहती है, इस सबब से 


| र] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


उनकी देह से जो रूहानी घारें निकलती हैं वह भी ऊँचे 
मुकाम की और निहायत निर्मल और सीलल होती हैं 
और फूल निहायत नाजुक और लतीफ होता है और 
चाहे किसी किस्म की धार हो, उसका असर उस पर 
बहुत जल्द पैदा होता है। सो जब कि हार बना कर 
संत सतगुरु या साध गुरु के गले मे डाला गया, तब 
उनकी देह और हाथों के स्पर्श से उस में बहुत असर 
उनकी रूहानी धार का आ जाता है और पहिनने वाले 
के बदन में वह असर प्रवेश करता है यानी संतों की 
रूहानी धार, हार पहिनने वाले की रूहानी धार से मिल 
कर नया असर पैदा करती है और निर्मलता और 
सीतलता को बढ़ाती है यानी ऊँचे मुकाम की तरफ 
उसका मुख मोड़ली है।। 


(१९) सत्था टेकने और बदरगी करने का 
फायदा 


७६ - जाहिर हे कि आँखें, झरोखे दर्शन है क्योकि 
हर एक शख्स की बैठक उसके अतर में हे और वहीं 
से वह जगत और उसकी रचना को देखता है। जैसा 
जिसका मन वैसी उसकी नज़र होती है। सत सतगुरु 
और साध गुरु ऊँचे देश के बासी और महा निर्मल और 
महा सीतल और दयाल है और उन की नज़र भी 
दयालुता और सीतलता और मेहर से भरी हुई है, और 
जिस पर वह नजर तवज्जह के साथ पडती है, उसके 
दिल पर भी वही असर किसी कदर पैदा करती है। इस 
वास्ते उनकी नजर के साथ नजर मिला कर बदगी 
करने मे बहुत फायदा होता है यानी उनकी दया और 
मेहर हासिल होती है और जो कि उनकी देही और 


| ३४ ] पाँच्वौँभा [२४७ | भाग 


खास कर हाथों और चरनों से हर वक्त महा पवित्र 
रूहानी धारें निकलती रहती हैं, इस वास्ते उनके चरनों 
पर मत्था टेकने से, गहरा असर रूहानियत का बन्दगी 
करने वाले में आता है और प्रीत पैदा करता है।। 


७७ - दुनिया में भी दस्तूर है कि जो कोई जिस से 
मिलता है - और खास कर अपने से बड़े के साथ - तब 
नजर के रूबरू होकर बदगी या प्रणाम करता है। अगर 
सन्मुख यानी नज़र के सामने न हुआ तो बदगी दुरुस्त 
न हुई और जब कुछ ख्वाहिश या दरख्वास्त पेश करता 
है, तो नज़र मेहरबानी की मागता है और जब अपने 
बराबर या छोटे से मिलता है, तब मुहब्बत और प्यार 
की नजर से उस को देखता है और हर कोई मर्द या 
औरत या बालक नजर को पहिचानते हैं यानी नजर से 


हाल मन की मुहब्बत और दोस्ती या दुश्मनी और 
बर-खिलाफी का दरियाफ्त करके, उसी मुवाफिक आपस 
में बर्ताव करते हैं । | 


७८ - आपस में मिलने के वक्त एक दूसरे के बदन 
को स्पर्श करने का भी दस्तूर आम है और यह निशान 
अदब और दोस्ती और मुहब्बत का समझा जाता है। 
जैसे कोई (जहाँ मुहब्बत ज्यादा है) बगालगीर होकर 
मिलते हैं यानी सीने से सीना मिलाते है या हाथ से हाथ 
मिलाते हैं या जहाँ बड़ाई छुटाई का हिसाब है, घोंटे या 
पाव छूते हैं या चरन चूमते हैं। इस कार्रवाई से दोनों 
की रूहानी धारें आपस में मिलती हैं और एक का असर 
दूसरे में प्रवेश करता है। बालकों को जिनके रूह और 
मन निर्मल होते हैं, हर कोई ज्यादती प्यार से गोद में 

लेकर चिपटाता है और चूमता है।। 


| २४८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
(२०) परशादी और चरनासत का फायदा 


७९ - ऊपर लिखा गया है कि सतसग में शीरीनी 
वगेरे की किस्म से परशाद बँटता है। यह परशाद या 
तो पहिले ही परशादी होकर बाँटा जाता है या बाद 
तकरसीम के जिस जिस के दिल में आता है, वह अपने 
हिस्से को परशादी करा कर खाता है।। 


८० - परशादी से यह मतलब है कि सतगुरु या 
साध गुरु उसको अपनी ज़बान से छू दें या लब लगा 
कर पवित्र कर दें। जब तक किसी के मन में सच्चा 
भाव और प्यार सतगुरु का न होगा, तब तक परशादी 
नहीं खाई जावेगी और भाव और प्यार उस वक्‍त आतला 
है, जब कि कुछ पहिचान आती है और दया का परचा 
मिलता है। बगेर ऐसी महिमा जानने के कोई परशादी 
नहीं ले सकता | | 


८१ - आम तौर पर हर एक के लब मे चाहे मनुष्य 
होवे या जानवर, खास असर है। देखो मनुष्य अपने 
लब से फोड़े फुसी और दाद और जख्म वगेरा को 
अच्छा कर लेते है और कुत्ता अपने लब से अपने जख्म 
को चंगा कर लेता है और गाय भैंस बल्कि कुल्ल 
जानवर अपने बच्चों को चाट चाट कर ताकत देते हैं। 
फिर जब कि आम मनुष्य और जानवरो के लब में इस 
कदर असर अमृत का है, तो सत सतगुरु और साध 
गुरु के लब में जिनकी धार अमूत के भडार से और 
ऊचे मुकाम से आती है, किस कदर असर अमृत का 
होना चाहिये ? वही लब यानी अमृत की धार हर एक 
के जबान पर सर्व रस और स्वाद और सीललता का 
भडार है। बुखार या बीमारी में जब कि उस धार की 


2 


| ३४ ] पाँच्वौँभ [ २४९ | भाग 


आमद में कमी हो जाती है और नाकिस मवाद का 
असर बढ़ जाता है, तब किसी कदर जबान का मजा 
कड़वा और फीका हो जाता है। इस वास्ते जो कोई 
निर्मल अमी का रस लेना चाहे, वह संत सतगुरु की 
परशादी से हासिल हो सकता है और ख्याल करो कि 
जब एक के लब से जो बीमार है, दूसरे आदमी के मुँह 
और बदन में बीमारी का असर फौरन पेदा हो जाता है 
फिर अमृत और निर्मलता और सीतलता का भी असर 
संत सतगुरु के लब से जरूर पैदा होगा। इस वास्ते 
वही बड़ भागी हैं, जिनको नित्त संत सलगुरु की 
प्रशादी, जो अमी यानी निर्मल रूहानी धार से भरी हुई 
है, खाने को मिलती है और जो उससे परहेज करते हैं, 
वह अजान हैं और उनको अभागी समझना चाहिये । | 


८२ - दुनिया के लोग निपट नादान हैं और ज़रा 
गोर और विचार को काम में नहीं लाते हैं, नही तो सत 
सलगुरु और साध गुरु की परशादी लेनेवालों पर तान 
न मारते क्योकि देखो आप कितने जानवरों की परशादी 
रोजमर्रा खा रहे हैं। (१)चिडियाँ मोरी में से कीडे बीनती 
हुई उसी चोच से चौके में से रोटी का आटा नोच कर 
ले जाती है और (२)इसी तरह से चूहे ओर चूहियाँ मोरी 
मे से निकल कर और चौके में जाकर आटा या रोटी 
खींच ले जाती हैं। (३) बिल्ली और कउवे भी पानी और 
खाने की चीज मे मुंह डाल देते हैं और (४) हलवाई की 
दूकानों में बिल्ली और चूहे थोड़ा और बहुत सब ही 
मिठाई को झूँठा कर देते हैं। (५) गाडे का रस जहाँ 
निकाला जाता है, उसको हर कोई झँँठा कर देता है 
और (६) नाज जब बालों में से निकाला जाता है, तो 
आदमी और बैल उसको पैरों से खूँदते हैं और बैल | 


| २५०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


उसमे पेशाब भी कर देते है। (७) अफयून को हर एक 
जात के मर्द और औरत अपना थूक लगा कर दररब्त 
से उतारते हैं। (८) घी भगी और चमारों तक के घर से 
आता है और (९) गॅडेरियाँ तरकारी और सिघाडे वेरा 
कुँजडों (मुसलमान) के पानी से, जो एक नँदोले में 
भरा रहता है (और उस में वे और उनके लड़के बाले 
हाथ धोते हैं) छिडके जाते हैं। (१०) बनिये बेचने के 
वक्त मुसलमानों के बर्तन में घी तौलते हैं और जब 
तौल से ज्यादा भर जाता है, लब उस में से निकाल 
कर अपने बरतन में डाल लेते हैं। (११) हलवाई जब 
चमार और भगी के हाथ पूरी और मिठाई बेचते हैं, तब 
उनके हाथ से रुपये और पेसे लेते जाते हैं और माल 
तौल कर देते जाते हैं। (१२) बहुत से लोग जो 
तमाशबीनी करते है, रंडियो के मुँह से मुंह और जबान 
से ज़बान मिलाते हैं और जब उनके यहाँ रात भर रहते 
हैं, तो वहीं खानपान भी करते हैं। इनकी कौन जात 
है ? जाहिर में मुसलमान वरना असल में कोई जात 
नहीं है। (१३) नई रोशनीवाले जवान लड़के हर एक 
कौम के, डाक बंगले और होटल और अगरेजी सराय 
और स्टेशन के अगरेजी खाने के कमरे में जाकर 
बराबर शराब और कबाब और खाना मुसलमानों का 
पकाया हुआ खाते हैं। (१४) आटा जो कोलन और 
-चमारिया पीसती है, गरमियो मे उनका पसीना ब-कसरत 
उसमें गिरता जाता है, और उनके पैरों से खुदता है 
और वहीं वे अपनी रोटियों के टुकड़े भी खाती जाती हैं। 
(१५) भड़भूजे हिन्दू और मुसलमान जब खीलें और 
चना भूनते हैं, तब अपनी हांड़ियों के पानी से उन्हें 
भिगोते हैं और उबालते हैं और (१६) गड़रिया और 


| ३४ ] पाँच्वौँभा [ २५१ | भाग 


कहार और कहारिया सुबह उठ कर और पाखाने होकर 
जो कि हाथ भी अच्छी तरह से नहीं धोते, बड़ी 
जातवालों के घरों मे से मटके और कलसे दर्या या 
नल पर ले जाते हैं और भर कर लाते हैं। दरिया का 
पानी सर्व जात का धोवन और चरनामृत है क्योकि हर 
कोई उसमें नहाता है और कपड़े धोता है और ताज्जुब 
यह कि जो उस मटके या कलसे को खाविद या बेटे 
या भाई जो अपनी अस हैं और रोज नहाते हैं और 
सफाई रखते हैं, अगर छू लेवें लो वह नापाक समझ 
कर उतार दिये जावे और उनका पानी फेक दिया 
जावे। (१७) रूई से बने हुये कपड़े को जेसे धोती व 
कुर्ता और पगड़ी और टोपी वगेरा को नापाक समझते 
हैं और बाजें चौके वगेरे में नहीं पहिनते और ऊनी 
कपड़ा जो भेड़ बकरी के बालों से बुना गया है या 
रेशमी कपड़ा जो कीड़ो की हगार से तैयार हुआ है, 
उसको शुद्ध समझ कर चौके में पहिनते हैं। (१८) 
शहद जो मक्खियों का हगार और उगलन और थूक है, 
उसको पवित्र समझ कर सर्व जात वाले खाते और 
पीते हैं। (१९) चिड़िया, कउवे और तोते वगेरा अनेक 
फलों को कुतर जाते हैं और लोग बिला तकल्लुफ 
उनको खाते हैं। (२०) अगरेजी दवाइयाँ जैसे अर्क 
वगैरा भिश्ती के पानी में, मुसलमान और छोटी कौम 
वाले तैयार करते है और हर कोई उनको बीमारी में 
पीला है। (२१) अक्सर लोग अपनी बिरादरी के साथ 
एक ही हुक्का पीते हैं। इससे ज़्यादा और झूठन क्या 
होगी यानी एक दूसरे का थूक चाटता है। (२२) अक्सर 
कौमो मे बिरादरी के लोग शरबल या शाराब या पानी 
एक ही कटोरे या प्याले में पीते हैं। इस तरह सब 


| २५२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


आपस मे एक दूसरे का झूठा पीते हैं, बिला ख्याल इस 
बात के कि हर एक की रहनी और कर्म किस किस्म के 
हैं और कहाँ और किस के साथ क्या २ चीज खाता 
पीता है। 


८३ - अब इन साहबो से पूछना चाहिये कि जरा 
गौर करके जवाब दो कि आप किस किस की झूँठन 
और छुई हुई चीजें हर रोज़ खा रहे हो और संत 
सलगुरु और भक्त जन से इस कदर परहेज करते हो 
और प्रेमी जन पर जो अपनी बड़ भागता से उनकी 
परशादी ले रहें हैं, क्या मुँह लेकर तान मारते हो? यही 
सबब हे कि पिछले वक्त मे जब महात्माओं ने देखा कि 
तमाम दुनियादार, हैवानों यानी पशुओं के मुवाफिक 
रहते हैं और संत साध और भक्त जन की जरा भी 
महिमा या अदब और आदर नहीं करते बल्कि उनको 
अपने बराबर या अपने से और कमतर यानी ओछा 
मनुष्य देखते हैं और कुल्ल-मालिक के भेद से बे-खबर 
रहते हैं और उसके जानने की चाह भी नहीं रखते हैं, 
तब उन्होंने मुनासिब समझ कर हुक्म दिया कि इन 
लोगों का गुरु और महात्मा भी पशु होना चाहिये ।। 


८४ - सब पशुओं में जब गौर से देखा तो गाय को 
उत्तम पाया कि अपनी ज़िदगी मे घास और भूसा खाती 
है और दूध और घी देती है और अपने पालनेवाले को 
खिलाती है और बाद मरने के भी उसके शारीर से 
उपकार जारी रहता है यानी उसकी खाल का चरसा 
बना कर बाग और खेती को पानी देते हैं कि जिससे 
मेवा और नाज पैदा होला है, जो जीवों का अहार है 
और उसकी खाल के जूते बना कर पहिनते हैं और 


| ३४ ] पाँच्वौँभाा [ २५३ | भाग 


उसके सींग वगेरे भी काम मे आते है और आदमी 
उसकी पूँछ पकड़ कर नदी और नालों के पार जा 
सकते है, इस वास्ते गाय को इन मूर्ख दुनियादारो का 
गुरु और उद्धार-करता करार दिया ओर चूँकि गुरु और 
महात्मा की परशादी और चरनामृत वास्ते सफाई मन 
और इन्द्रियों के खाते है, इस वास्ते पिछले महात्माओ 
ने हुक्म दिया कि यह दुनियादार लोग गाय का गोबर 
खावे और बछिया का मूत पियें, तब उनकी सफाई 
होगी, चुनांचे यह लोग खुशी से ताजीम के साथ गाय 
का गू और मूल खाते पीते हैं।। 

८५ - अब ख्याल करो कि इस रचना मे मनुष्य सब 
से श्रेष्ठ है और पशुओं का नम्बर दूसरा है। फिर जिन 
मनुष्यों ने सत और साध और भक्त और महात्माओ को 
न पहिचान कर और उनकी कदर न जान कर, गाय 
को बड़ा माना और उसका गू और मूल पवित्र समझा, 
तो वे पशु से भी दरजे में कम हुये क्योंकि देखने में 
आता है कि गाय मनुष्यो का गलीज बहुत मजे से खाती 
है और वे गाय का गलीज पवित्र समझ कर खाते है तो 
अब उनका क्या दर्जा ठहरा ? और वे सत साध और 
भक्त जन और महात्माओ के सन्मुख जाने के कहाँ 
काबिल रहे और उनकी प्रशादी केसे मिले और वे कैसे 
उसकी कदर जाने? 


(२१) जात का भेद और उसका मुकूर्रर होना 
कर्म के ब-सुजिब 


८६ - दुनियादार लोग जात पर बहुत जोर देते हैं, 
खास कर परमार्थ के मुआमले मे, पर यह नहीं जानते 
और न जरा विचार को काम में लाते हैं कि जात पात 


| २५४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


कर्म के मुवाफिक मुकर्रर हुई, जेसे जो लोग कि 
मालिक का खोज लगा कर उसकी भक्ति और ध्यान 
करते थे, वह ब्राह्माण कहलाये गये और जो सिपाहीगिरी 
करते थे, वह क्षत्रिय और जो बनिज व्यापार करते थे, 
वह वैश्य यानी बनिये और दुकानदार कहलाये और जो 
नौकरी और मेहनत और मजदूरी करते थे, वह शुद्र । | 


८७ - अब जो ब्राह्माण रोटी पकाने या किसानी या 
चपरास - गीरी या दूकानदारी वगेरा करते हैं और जो 
काम कि मुताल्लिक उनकी जात के था, नही करते, वे 
असल मे किस तरह ब्राह्माण समझे जा सकते हैं ? इसी 
तरह से जिन जात वालो ने अपना काम छोड़ कर 
दूसरा काम ले लिया, वह भी असल में उस जात मे न 
रहे। क्योकि जो कोई शर्स पुरानी चाल के मुवाफिक 
ऐसे जात ब्राह्माणो से उनके असली पेशे यानी परमाशीं 
कार्रवाई का हाल दरियाफ्त करना या उनसे ब्रह्मा विद्या 
सीखना चाहे तो वह कुछ भी नहीं कह सकते। फिर जो 
कोई टेक धारन करके उन्हीं को अपना गुरु बनावे तो 
धोखा खावेगा ओर उनसे उसको कुछ हासिल न होगा। 
इसी तरह जो कोई वैद्य या हकीम के खानदान मे से 
है या किसी वक्‍त के बड़े हाकिम या राजा के घराने में 
से है और अब उसने दूसरा पेशा इसख्तियार कर लिया 
है और न वैद्यक और हकीमी जानता है और न अमीरी 
और राज उसके घर में है तो जो कोई उससे अपनी 
बीमारी का इलाज कराना चाहे या कोई कजिये झगड़े 
का फैसला चाहे तो वह कुछ भी कार्रवाई बाप दादे के 
सुवाफिक नही कर सकता । जो टेक धारी हठ करके 
वैद्य या राजा की औलाद से रुजू लावेगा, उसका काम 
| हरगिज़ नहीं बनेगा और नुकसान उठावेगा।। 


| ३४ ] पाँच्वौँभा [ २५५ | भाग 


८८ - मालूम होवे कि ब्राह्मण उसका नाम है कि 
जो ब्रह्मा को जाने, न कि जनेऊ धारी का नाम ब्राह्माण 
हे। 

जन्मनेजायतेशूद्रः सस्काराद्विज उच्चते। 
वेदपाठी भवेद्‌ विप्रः ब्रह्मजानाति ब्राह्मणः | | 

यानी पैदायश के वकल सब ब्राह्मणों की औलाद 
शूद्र है और जब जनेऊ धारन करके गुरु की सेवा में 
लगे, लब द्विज, और वेद पढ़ लेवे और उसका पाठ 
करें, तब विप्र और जब ब्रह्मा को पहिचानें, तब ब्राह्मण 
नाम कहा जाता है। फिर जो ब्राह्मण कि रस्मी परमार्थ 
की कार्रवाई कर रहे है यानी सत्तनारायण और एकादशी 
और दसमस्कन्ध भागवत और रुक्मिनी मगल और 
रामायन और दुर्गा वगेरा की कथा कह कर अपने 
कुटुम्ब का गुजारा कर रहे हैं या मन्दिरों मे पुजारी का 
काम कर रहे हैं या बीमारो ओर कामनावालो की तरफ 
से जाप करते हैं या पत्रा देख कर मुर्हूर्त वगेरा बताते 
हैं और विवाह कराते हैं या तीर्थो के मुकाम पर पडे 
कहलाते है या कठी बाँध कर मामूली नाम या मत्र कान 
में फूँक कर जीवों को चेला करते हैं और हर साल 
रामल यानी उगाही करने को शहर - ब-शहर चेलो के 
घरों पर जाते हैं, यह सब और बहुतेरे जो इसी किस्म 
के काम करते हैं और दान पुण्य और खैरात लेते हैं, 
सब पेशेवाले और रोजगारी है। इनके मन में मालिक 
का खोज या प्यार या भाव बिल्कुल नहीं है और न चाह 
उसके दर्शनों की या भेद या जुगल के जानने की है। 
ऐसे ब्राह्मणों से एक जर्रा सच्चे परमार्थ का किसी को 
हासिल नहीं हो सकता है।। 


| २५६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


८९ - यही हाल भेषों का है कि घरबार न मालूम 
किस आफल के वाके होने से छोड़ कर और कपडे रेंग 
कर शहर - ब-शहर और घर २ मागते, खाते और सैर 
करते फिरते है और सिवाय बानी और पोथियो के पाठ 
कर लेने के या तीर्थो मे भरमने के, एक जर्रा भी सच्चे 
परमार्थ की चाह या खोज या दर्द उनके मन में नहीं है। 
ज्यादा कार्रवाई करी तो कुछ सस्कृत सीख ली और 
श्लोक पढ़ कर लोगो को अपनी महिमा जलाने लगे या 
बाचक ज्ञान कथ कर अपने लई ब्रह्मा मानने लगे और 
गृहरथी जीवों को बालो से धोखा देकर अपना मतलब 
बनाते हैं। । 


९० - पिछले वक्त में लोगो की नज़र कर्म और 
रहनी पर थी, न कि नसली जात पर। देखो व्यास जी 


मच्छोदरी के लड़के थे और वशिष्ठ जी गनिका से पैदा 
हुये और नारद जी दासी के लड़के थे और सूत 
पौराणिक जिन्होंने नीमषार में ऋषियों और मुनीश्वरों 
को कथा सुनाई, दासी के लड़के थे और कुष्ण महाराज 
ने ग्वाले के घर मे परवरिश पाई और रामचन्द्र जी 
क्षत्रिय थे ओर सुखदेव जी जिन्होंने परीक्षित को भागवत 
सुनाई व्यास जी के लड़के थे और बाल्मीकजी बहेलिये 
थे। अब कहो कि इनमे से कौन ब्राह्मण जात का था ? 
सब आपनी परमार्थी कार्रवाई से इस दरजे को पहुँचे।। 

९१ - इसी तरह जितने भक्त हुये उनमे से कोई भी 
जात ब्राह्मण न था, बल्कि बहुतेरे नीच कोम से थे 
लेकिन ब-सबब भक्ति के किस कदर महिमा उनकी 
ससार मे हो रही है कि उस वक्त के राजो और अमीरों 
और जात ब्राह्मणों को कोई नहीं जानता, पर इनका 


| ३४] पाँच्वौँभा [ २५७ | भाग 


नाम औरत मर्द और लड़के, जहाँ २ उनकी मानता हे, 
हर रोज़ ताजीम के साथ लेते है और गुन गाते हैं, जैसा 
कि कहा है: - 
जात पात पूछे नहिं कोई। हरि को भजे सो हरि का होई।। 

९२ - परमार्थी कार्रवाई मे, जात ब्राह्माण और 
दूसरी ऊँची जात वाले, अपनी नसली जात का बड़ा 
अहंकार और मान करते है और अपने से कम जात 
वाले से चाहे कैसा ही परमार्थी होवे और तन मन धन 
खर्च करके निर्मल भक्ति यानी खालिस परमार्थ की 
कार्रवाई करता होवे, उससे परमार्थ का खोज करने या 
शिक्षा लेने में निहायत दरजे का परहेज करते हैं। 
लेकिन दुनिया के मुआमले में चाहे कोई जात होवे, 
उससे विद्या और हुनर सीखने में या उसके नीचे 
नौकरी करने में या उसकी तरह-ब-तरह की सेवा और 
खिदमत करने में जरा भी ख्याल जाल पाल का नही 
करते और उसके साथ निहायत दरजे की दीनता और 
अदब से पेश आते हैं और उसकी सवारी के साथ 
बे-लकल्लुफ दौड़ते हैं। इससे साफ जाहिर है कि इन 
लोगों के मन में धन की कदर है और सच्चे परमार्थ 
और सच्चे मालिक का जरा भी आदर और भाव नही हे, 
फिर इनका केसे उद्धार होगा और क्या परमार्थ इनसे 
बन आवेगा? इनको सच्चे परमार्थियो पर तान मारते 
इये जरा भी खोफ नही आता और अपनी काहिली और 
गफलत और बेजा अहकार पर जरा भी अफसोस और 
पछतावा नही करते। सच कहा है कि यह लोग मालिक 
के दरबार से निकाले हुये और हटाये हुये हैं। उनको 
मालिक के चरनो के प्रेम की दौलत, जब तक कि यह 
सच्चे सत और साध या प्रेमी जन के सन्मुख सच्चे मन | 


| २५८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


से दीनता और सेवा नही करेंगे, हरगिज़ २ नहीं मिल 
सकती है। जो यह लोग दुनिया के मुआमले और रस्मी 
परमार्थ मे जाल पाँत का व्यवहार और बर्ताव जारी 
रक्खे तो मुज़ायका नहीं, क्योंकि वहाँ बहुत से काम 
जाहिरी और नकली तौर पर किये जाते हैं, लेकिन 
सच्चे परमार्थ यानी सच्चे मालिक की भक्ति मे, जाहिरी 
और नकली कार्रवाई कपट में दाखिल है और इस 
सबब से ऐसे लोगो को, जिनकी नजर ऊपरी और 
नकली कार्रवाई पर है और असली और अतरी भेद 
और भाव से बे-खबर हैं, मालिक के दरबार और सतो 
और प्रेमियों के सतसग मे दखल नहीं मिल सकता और 
इस वास्ते सच्चे परमार्थ की दौलत से वह हमेशा 
बे-नसीब रहेंगे । | 


(२२) सेवा का वर्णन 


९३ - सेवा चार किस्म की है। तन, मन, धन और 
सुरत की। संत सतगुरु या साध गुरु या प्रेमी जन 
किसी किस्म की सेवा के मोहताज नहीं हैं, पर भक्ति 
की तरक्की और प्रेम का जागना और मन की सफाई 
बगैर थोड़ी बहुत सेवा के मुमकिन नहीं है। 


९४ - सिवाय इसके सेवा से हाल प्रीत और प्रतीत 
और शौक सेवक का मालूम होता है यानी जिनके मन 
में सच्चे मालिक और सच्चे गुरु की और उनके सच्चे 
उपदेश और सुरत शब्द मार्ग की महिमा समाई है और 
सच्चा प्यार चरनों में आया है और सच्चा शौक भक्ति 
और शब्द का अभ्यास करके कुल्ल-मालिक राधास्वामी 
दयाल के धाम मे पहुँचने का मन में पैदा हुआ है, तो 
ऐसे परमाथी जीव के हृदय मे उमंग सेवा और खिदमल 


| ३४ ] पाँच्वौँभा [ २५९ | भाग 


करने की आप ही आप पैदा होवेगी और बगेर थोडा 
बहुत तन, मन, धन और सुरत के लगाने के उससे रहा 
नही जावेगा । 

९५ - दुनिया में भी जहाँ जिसकी मुहब्बत है, वहाँ 
वह ख़ुशी के साथ तन, मन, धन खर्च करता है। बगेर 
प्रीत कहीं एक पेसा भी खर्च करने को मन नहीं चाहता। 
फिर परमार्थ में भी जब सच्ची प्रीत होती है, तब इसी 
तरह उमंग उठती है और सेवा करके हर्ष होता है और 
शान्ति आती है। 


९६ - जब तक कि किसी प्रेमी के हृदय मे सतगुरु 
और सच्चे मालिक की थोड़ी बहुत प्रतीत नही आती है, 
तब तक उससे तन की सेवा नीचे दरजे की नहीं बन 
सकती है और न विशेष धन खर्च कर सकता है और 


न उसके मन और सुरत जैसा चाहिये, शाब्द के अन्तर 
अभ्यास मे लग कर थोड़ा बहुत रस और आनद पा 
सकते हैं। । 

९७ - जितनी सेवा कि सतो के सलसग में जारी 
हैं, वे सब प्रेमी जनो ने आप अपनी उमंग से निकाली 
हैं और फिर दूसरे प्रेमीजन देख कर उमंग उठाते हैं 
और उन सेवाओं में शामिल होते हैं और इस कार्रवाई 
से अपने अभ्यास मे तरक्की पाते हैं।। 


९८ - लन की सेवा यह है-जेसे चरन दाबना, पखा 
हॉकना, हुक्का भरना, जल भर के पिलाना, भोजन तैयार 
करना, पलंग बिछाना, खाना या प्रशाद तकसीम करना, 
पोथी का पाठ करना, शाब्द गाना, झाड़ लगाना और 
फर्श बिछाना वगेरा वगैरा। यह जरूर नही है कि हर 


र 


| २६०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


कोई यह सेवाये हर रोज करे, मगर एक दो या तीन 
बार हर एक किस्म की सेवा को कर लेना मुनासिब है, 
ताकि जब वक्‍त आवे और जरूरत पड़े, तब फौरन 
उमंग के साथ उस सेवा को अंजाम देवे और किसी 
तरह की झिझक या शरम मन मे न लावे।। 


९९ - फायदा खिदमत और सेवा का यह है कि 
मन में मान और झिझक न रहे और सफाई और प्यार 
पैदा होवे और प्रतीत सतगुरु और कुल्ल-मालिक के 
-चरनो मे बढ़े और महिमा उनकी ज्यादा से ज्यादा चित्त 
मे समावे और अंतर अभ्यास में आसानी होवे ।। 


१०० - मन और बुद्धि की सेवा - सलसग मे बैठ 
कर बचन सुनना और समझना और विचारना और 
सशय और भरम दूर करना और जो जो ख्याल और 


भाव संसारियों के संग से मन में बसे हुए हैं, उनको 
ओछा और विघ्न कारक समझ कर निकालना और 
सुमिरन और ध्यान एकाग्र चित्त होकर करना और 
लीला और बिलास और परचे अतर और बाहर देख 
कर मगन होना और प्रतीत बढ़ाना और आरती करके 
प्रीत जगाना और अतर में कुल्ल-मालिक राधास्वामी 
दयाल और सतगुरु की महिमा का विचार और मेहर 
और दया की परर करके, नई नई भक्ति रीति और 
सेवा की उमंग अंतर और बाहर उठाना ।। 


१०१ - इन सेवाओं का फायदा यह है कि मन से 
ससारी ख्यालो का निकालना और उसमे प्रेम का भरना 
और फिर उसको समेट कर अलर स्वरूप मे जोड़ना 
और रस लेना और बाहर सलसग में दर्शन और बचन 
का आनन्द पाना।। 


| ३४ ] पाँच्वौँभाग [ २६१ | भाग 


१०२ - धन की सेवा - अगर धन अपने पास मौजूद 
है तो उसको भूखे प्यासे को देना और सतगुरु और 
प्रेमी जन की सेवा मे खर्च करना | | 

१०३ - फायदा - धन मे पकड़ और बधन का 
घटना और सतगुरु और प्रेमी जन की प्रसन्नता और 
दया हासिल करना और गरीबो और मोहताजों की दुआ 
लेना । यह दया और दुआ प्रेम को बढ़ाती है और प्रेमी 
जन की प्रसन्नता सेवक की उमंग को जगाती है।। 

१०४ - बाजे प्रेमी जन सेवा की उमग मे उम्दा 
उम्दा पोशाक तैयार करके सतगुरु को पहिनाते हैं ओर 
आरती और भडारा करते हैं। ऐसे उत्सव मे सब 
सलसगी दर्शन करके मगन होते हैं और बहुत से उस 
वक्‍त के स्वरूप को मन में बसा कर, ध्यान के वक्‍त 
उससे मदद लेते हैं। यह दर्शन मन और इन्द्रियों के 
समेटने और जोडने में, अलर और बाहर, ज्यादा 
फायदा देते है और इस तरह से जब जब नया दर्शन 
नई पोशाक के साथ होता है, तब ध्यान में बहुत मदद 
मिलती है। सतगुरु शौकीन ऐसी पोशाक के नहीं हैं, 
पर प्रेमियों की खातिर उनको पहिनना पड़ता है। 
क्योकि इस रीति से उनके मन में नई उमंग और नई 
प्रीत जागती है और उनकी भक्ति की तरक्की होती है 
और अंतर अभ्यास में मदद मिलती है। मालूम होवे कि 
धन की सेवा खास कर जरूरी नही है यानी जिस के 
पास धन नहीं है, उस पर यह सेवा फर्ज नही है। वह 
औरो की सेवा में तन से मदद देवे।। 


१०५ - मन और सुरत की सेवा यह है कि सिमट 
कर घट मे शब्द को सुनना और उसके आसरे ऊंचे की 


| र्र] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


तरफ को चलना और चढ़ना और रस और आनद 
लेना | | 


१०६ - फायदा - चरनों में दिन दिन प्रीति और 
प्रतीत का बढ़ना, अभ्यास में तरक्की का होना और 
संसार और उसके पदार्थों और भोगो से आहिस्ते 
आहिस्ते मन में उदासीनता पैदा होनी और परमार्थ की 
कदर का दिन दिन चित्त में बढ़ना और उसमें विशेष 
प्यार का आना और रहनी का सम्हलना यानी संसारी 
आदतों का छूटना और परमार्थी स्वभावों का बर्ताव 
जारी होना ओर मन और इन्द्रियों का दिन दिन तन से 
और सुरत का मन से न्यारे होना और अधर में चढ़ना 
और अन्तर शब्द मे रचना।। 


१०७ - जिन सेवाओं का जिक्र ऊपर किया गया, 


उनमें से बाजी बाजी को दुनिया के लोग देख कर 
अचरज करते हैं या तान मारते हैं और हँसी उड़ाते हैं। 
पर यह लोग बेचारे नादान हैं। इनको प्रेम की जरा भी 
खबर नहीं है। अलबत्ता दुनिया की मुहब्बत से जिसमें 
वे अपना लन, मन, धन लगा रहे हैं, खूब वाकिफ हैं 
और वहाँ दिल खोल कर मेहनत और खर्च करते हैं कि 
जिसमे उनके दोस्त आशना और रिश्तेदार और दुनिया 
के लोग तमाशा देख कर राजी होवे और उनकी वाह 
वाह करें। पर यह तारीफ चार दिन की है। परमार्थ के 
रास्ते मे और खास कर अखीर वक्त मे, यह कार्रवाई 
कुछ काम नहीं देगी ।। 

१०८ - बर - खिलाफ इसके प्रेमी जन को कि जो 
ससार के भी काम दस्तूर के मुवाफिक औसत दरजे 
पर करते हैं ओर परमार्थ की कदर जान कर उसमे भी 


| ३४ ] पाँच्वौँभा [ २६३ | भाग 


उमंग के साथ मेहनत और खर्च करते हैं, यहाँ भी लाभ 
और वहाँ भी गहरा फायदा मिलता है। वे दुनिया की 
वाह वाह नहीं चाहते, पर सत सतगुरु और प्रेमी जन 
की प्रसन्नता दिल और जान से चाहते हैं और उसका 
फायदा दुनिया में भी और अखीर वक्‍त पर और बाद 
मरने के गहरे से गहरा उठाते हैं और दुनियादारों की 
निन्दा और स्तुति और तान और हँसी का ज़रा भी 
ख्याल मन में नहीं लाते। उनके मन में मुख्यता इस 
बाल की रहती है कि सतगुरु और कुल्ल-मालिक राज़ी 
और प्रसन्न होवें और संसारियों की चाह दुनियादारों के 
रिझाने की रहती है। फिर इन दोनों में बड़ा फर्क है 
और आपस में इनका मेल नही हो सकला ।। 


(२३) सहिसा सतसंग की 
१०९ - राधास्वामी मत मे दो किस्म की कार्रवाई 
जारी है : - बाहर सतसग और सेवा और अतर सतसंग 


और सेवा यानी सुमिरन और ध्यान और शाब्द का श्रवण 
जिसको भजन कहते हैं।। 


११० - सतसंग में बचन सुनाये जाते हैं और बानी 
का पाठ और अर्थ किया जाता है। 


१११ - जो कोई सच्चा शौक लेकर सलसग मे 
शामिल होगा, उसके मन और इन्द्रियो की गढ़त और 
सफाई बचन सुन सुन और समझ समझ कर आहिस्ते 
आहिस्ते होती जावेगी और उसकी समझ बूझ भी 
बदलती जावेगी यानी ससारी ख्याल निकस कर परमाथी 
ख्याल मन में धसते और बसते जावेगे और दुनिया 
उसके सामान की प्रीत हलकी होती जावेगी और 


| २६४ ]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु के 
चरनो में प्रेम पैदा होकर दिन दिन बढ़ता जावेगा और 
स्वभाव और रहनी और बर्तावा भी आहिस्ते आहिस्ते 
सुवाफिक भक्तो और प्रेमीजन के होता जावेगा। मन की 
मलीनला और स्थूल विकार बगेर सलसग के कभी दूर 
नहीं हो सकते हैं और अंतर अभ्यास में भी मदद 
सतसंग से ही मिलती है।। 


(२४) महिमा अतर अभ्यास यानी अतरी 
सतसग की 


११२ - जो कोई बाहर सलसग करेगा और उपदेश 
लेकर अतर में सुरत शाब्द मार्ग का अभ्यास भी करेगा, 
तब उसके बधन ससार के ढीले होते जावेगे और स्थूल 
और सूक्ष्म विकार घटते जावेंगे और अन्तर में रस 


पाकर शौक बढ़ता जावेगा और परचे दया के देख कर 
-चरनो मे प्रतीत और प्रीत नई जागेगी और दिन दिन 
बढ़ती जावेगी, और सरन दृढ़ होती जावेगी और मन 
और इन्द्रियाँ और ससार और उसके सामान से, सुरत 
आहिस्ते आहिस्ते न्यारी होती जावेगी यानी उसके बधन 
ढीले होते जावेंगे और देह और दुनिया का दुख सुख 
कम व्यापेगा और कोई अर्से के अभ्यास के बाद प्रेमी 
परमार्थी अपने अन्तर में थोड़ा बहुत हर वक्‍त मगन 
रहेगा और काल और कर्म से बे-खौफ होता जावेगा। 
इस हाल की जाँच सतगुरु या प्रेमी जन आप कर 
सकते हैं या थोड़ी सी इस हालत की खबर उन शरब्सो 
को पड़ सकती है जो प्रेमी अभ्यासी का मुद्दल से संग 
कर रहे हैं या उसके साथ रहते हैं, जैसे कुटुम्बी और 


| ३४ ] पाँच्वौँभा [ २६५ | भाग 


नौकर चाकर वगैरा। दूसरा शख्स अच्छी तरह नही 
परख सकला । | 


(२५) जीवों का बेजा और गलत भरम और 
खौफ निसबत राधास्वासी मत मे 
शामिल होने के 


११३ - आम तौर पर उसूल और कायदे और भेद 
राधास्वामी मत का सुन कर थोड़ी बहुत सब को शान्ति 
होती है यानी जो बाते दरियाफ्त करने के लायक हैं, 
उन का जवाब साफ साफ और थोड़ा बहुत तसल्ली 
देने वाला मिलता है। पर जीवों की समझ बूझ बहुत 
ओछी हे, इस सबब से वे इस मत की महिमा और 
बुजुगी और सिफत उसके अभ्यास की आसानी और 
फौरन असर दिखानेवाली ताकत की, जैसा चाहिये, 
जान नहीं सकते। वजह इसकी यह है कि पहिले तो 
उनकी परमार्थी वाकिफकारी बहुत कम, दूसरे कभी 
कुल्ल-मालिक और उसकी कुदरत और अपने आपे के 
मुआमले में खोज" ओर गौर! और तहकीक? नहीं किया, 
तीसरे सलसग में नेम से पॉच सात दिन बराबर 
तहकीकात की नज़र से नहीं आये कि मुफस्सिल हाल 
सुनते और समझते और सशय और भरम अपने दूर 
कराते और जिन बातो का इलम न था, उनको दरियाफ्त 
करते । जो कभी सलसग मे आये तो एक रोज के वास्ते 
और फिर महीनों के बाद एक रोज़ और फिर चुपके 
होके बैठे रहे। यह ढंग तहकीकात का नही हैं और 
इससे बे-परवाही और कमी शोक की जाहिर होती है।। 


SS En | गहन विचार, मनन, चितन। (२) सोच विचार। 
(३) जाँच पडताल। 


| रक्ष] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


११४ - सबब इस बे-परवाही और गफलत के तीन 
हैं: - एक तो दुनिया के भोग बिलास में निहायत दरजे 
का लिप्त और फॅसे होना और ज़्यादा मोह कुटुम्ब 
परिवार का और लोभ धन का; दूसरे बेजा खौफ इस 
बात का कि राधास्वामी मत मे शामिल होने से उनके 
भोग बिलास और मोह और लोभ वगेरा और दुनिया की 
चाह और मुहब्बत और गिरफ्तारी मे खलल पड़ेगा; 
तीसरे जगत और बिरादरी की लज्जा और शरम और 
खौफ और बधन कुल की मरजाद और पुरानी रस्मों 
और टेको में, जिनको छोड़ते वे निहायल डरते और 
घबराते हैं। | 


११५ - यह तीनो सबब निहायत दरजे की कचाई 
परमार्थी की और बे-खौफी दुनिया के दुक्खों और 


सख्ती मौत की (जो हर एक के सिर पर खड़ी हुई है) 
और निहायत दरजे का फॅँसाव और लिपटाव दुनिया 
और उसके भोगो मे जाहिर करते हैं और यह कसरे 
सिर्फ सतसग में सतो के बचन और बानी के सुनने से 
दूर हो सकती हैं, और कोई जतन या तदबीर उनके 
हटाने या घटाने की नहीं है।। 


११६ - यह लोग अपनी आँख से देखते हैं कि 
राधास्वामी मत में किसी का कुटुम्ब परिवार और 
घरबार और रोज़गार और व्यवहार नही छुड़ाया जाता 
है, सिर्फ सच्चे कुल्ल-मालिक की महिमा सुनाई जाती 
है और उससे मिलने की जुगत समझाई जाती है और 
दुनिया की नाशमानता और दुनिदायारों की खुद - 
मललबी कार्रवाई पर तवज्जह दिलाई जाती है। जो 
कोई थोड़े शौक और तवज्जह के साथ बचन सुनता 


| ३४ ] पाँच्वौँभ [ २६७ | भाग 


और समझता है और उपदेश लेकर उस जुगल का 
अभ्यास करता है उसको कुल्ल-मालिक राधास्वामी 
दयाल का जलवा और प्रकाश किसी कदर अपने घट 
मे नजर आता हे और उनकी मेहर और दया की परख 
आती है, तब वह ज्यादा शौक और मुहब्बत के साथ, 
सलसग और अंतर के अभ्यास मे लगता है और फिर 
वक्त अपना दुनियादारो की सोहबत में फिजूल बरबाद 
नही करता, बल्कि जहाँ तक मुमकिन होता है, 
राधास्वामी दयाल की दया का बल लेकर, कुछ ज़्यादा 
वक्त परमार्थी कार्रवाई में खर्च करता है और अपना 
धन भी जिस कदर बे-तकलीफ मुमकिन होता है, 
परमार्थ में लगाता है। लेकिन ऐसे शरस के कुटुम्बी 
और रिश्तेदार और बिरादरी वालो को ऐसी हालत और 
चाल की बरदाश्त नही होती है क्योकि उन्होंने कभी 
सच्चे परमार्थ मे कदम नहीं रक्खा और न कभी सच्चे 
परमार्थ में पैसा खर्च किया और न सच्चे मालिक की 
प्रतीत और प्रीत उनके मन मे आई। इस सबब से वे 
जिस किसी की सच्ची हालत परमार्थ में देखते हैं, तब 
फौरन चौंकते हैं और खौफ करते हैं कि शायद रफ्ते 
रफ़्ते वह घरबार और कुटुम्ब परिवार और रोज़गार को 
छोड़ देगा और इस खाम - ख्याली के सबब से उसको 
रोकते है और धमकाते है और तरह तरह के खौफ 
दिखलाते हैं और उसकी भक्ति में विघ्न डालते हैं ।। 


११७ - जिस किसी ने राधास्वामी मत को अच्छी 
तरह समझ लिया है और अभ्यास करके अतर में कुछ 
रस पाया है, वह सलसग का बल लेकर रोजमर्रा अपनी 
पकाई करता है और मूर्ख कुटुम्बी और ससारियों की 
| धमकी और चालबाजी को ख्याल में नहीं लाता, बल्कि | 


| २६८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


उनको भी समझा कर सच्चे परमार्थ मे लगाना चाहता 
है और जो न लगे, तो उनसे ज़्यादा हुज्जत या दलील 
नहीं करता और उनको उनके हाल और चाल पर 
मालिक की मौज विचार कर छोड़ देता हे।। 


११८ - अब इन मूर्ख ससारियो की हालत पर गौर 
करो कि जो कोई उनके कुटुम्ब और बिरादरी मे से बुरे 
से बुरे काम करता है, जेसे (१) रडीबाजी करना और 
उन के घरों पर खाना पीना और ठहरना,(२) जुआ 
खेलना और खिलवाना, (३) गैर कौमों के साथ शराब 
और कबाब खाना और पीना और (४) झूठ बोल कर 
और फरेब कर कर धन पैदा करना और (५) गैर-कीम 
या नीच कौम की औरतो को घर मे डालना और उनके 
साथ रहना वगेरा, उससे कोई नहीं कुछ कहता है और 
न धमकाता है और न जात में से निकालने का इरादा 
करता है। लेकिन जो कोई सच्चे परमार्थ में शामिल 
होकर सच्चे मालिक की सच्ची भक्ति करता है और दिन 
दिन उसकी पुरानी चाल और स्वभाव और रहनी 
बदलती हुई आँखों से देखते हैं और नेक खसलतें और 
नेक व्यवहार और परमार्थी चाल उसकी परखे हैं, 
फिर भी अपनी नाकिस समझ और आदत और पापो से 
भरी हुई बुद्धि के साथ, अनेक तरह के अड़गे परमार्थी 
शख्स की भक्ति में लगाते हैं और तरह तरह के विघ्न 
और खलल डालने को (कुल्ल-मालिक से निडरता 
करके) तैयार होते हैं। अब समझो कि इन लोगों को 
शुभ कर्म और अच्छी करतूत और सच्चे मालिक की 
भक्ति प्यारी है कि पाप कर्म और नाकिस चाल और 
बेईमानी पसंद है। फिर समझदार परमार्थी आदमी को, 
इन लोगो की बातो और धमकियों निन्दा वगेरे का किस | 


| ३४ ] पाँच्वौँभा [ २६९ | भाग 


कदर ख्याल करना चाहिये यानी मूर्खो और पापियो की 
समझौती और धमकी वगेरे का अपने सच्चे मालिक की 
दया का भरोसा रख कर, जरा भी ख्याल और अन्देशा 
न करना चाहिये और कुल्ल-मालिक की भक्ति हरगिज़ 
नही छोड़ना चाहिये, बल्कि उसको दिन दिन मजबूत 
करना और बढ़ाना चाहिये । महात्माओ का कौल हैः - 

गुरु राज़ी तो करता राजी। 

काल करम की चले न बाजी।। 


चो राज़ी शुद अज़ बदा यजदाने पाक। 
गर ईहा न गरदद राजी चे बाक।। 
यानी जो मालिक अपने भक्त से राजी है, तो जो 
दुनिया के लोग उससे नाराज़ रहें तो कुछ खौफ नहीं 
हे।। 


(२६) दुनिया के लोगों का धर्म और ईमान 


११९ - जो लोग कि निपट दुनियादार हैं, उनके 
मन में मुख्यता धन, स्त्री, पुत्र और अपनी मान बड़ाई 
की रहती हे और इस जमाने का हाल देख कर कहा 
जाता है कि इस किस्म के लोग कसरत से हैं और 
उनके मन में खौफ और प्यार सच्चे मालिक का नहीं 
है, बल्कि बहुतेरो के मन में पूरा पूरा यकीन भी इस 
बाल का नहीं है कि कोई सच्चा और कुल्ल-मालिक इस 
रचना का मौजूद है, फिर खौफ और प्यार कैसे आवे। 
यह लोग थोडा सा इलम पढ़ कर और नास्तिको के 
बानी और बचन सुन कर या पढ़ कर, बहुत जल्द 
उसको कबूल और मजूर कर लेते हैं और धोखा खाते 
है। | 


| २७०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


१२० - रस्मी परमार्थ जो दुनिया में जारी है और 
वह कार्रवाइयाँ बाहरमुखी जो हर एक मत में कर रहे 
है, वह थोड़े या बहुत पढ़े हुए लोगों को पसन्द नहीं 
आती हैं, अलबत्ता मूर्ख और नादान और टेकी लोग 
उनको अपने मन हठ से कर रहे हैं और इस में कुछ 
शक नहीं कि वह परमाथी कायदे ओर रस्में आम लोगों 
के वास्ते किसी पुराने वक्त में मुकर्रर हुई थी, खोजी 
और ददी को वह कार्रवाइयाँ शान्ति नहीं दे सकतीं और 
न विद्यावान को उन से तसल्ली हो सकती है। संत मत 
की इन लोगों को मुतलक खबर नही है, नहीं तो 
परमार्थ की तरफ से ऐसे बे-परवाह और मालिक की 
तरफ से ऐसे बे-खौफ न हो जाते।। 


१२१ - सच्चे परमार्थ के हासिल करने के वास्ते दो 
बाते दरकार हैं: - एक बाहर से चाल और चलन और 
व्यवहार और बर्ताव का नेक और दुरुस्त होना, दूसरे 
सच्चे और कुल्ल-मालिक का भेद लेकर और उससे 
मिलने का जतन दरियाफ्त करके, अपने घट मे नित्य 
अभ्यास करना यानी निज धाम की लरफ रोजमर्रा 
चलना और रास्ता तै करते जाना।। 


१२२ - जब तक कि बाहर का चाल चलन और 
व्यवहार दुरुस्त न होगा और मन मे थोड़ी बहुत सफाई 
नही आवेगी और सच्चे मालिक का थोड़ा प्यार और 
खोज पैदा न होगा, तब तक अतरमुख अभ्यास सुरत 
शब्द योग का (जिसके सिवाय और कोई जुगल मालिक 
से मिलने की नहीं है) दुरुस्ती से नहीं बन पड़ेगा ।। 


१२३ - मन की गढ़त और उसका चाल चलन 
दुरुस्त करने के वास्ते किसी किस्म का डर ज़रूर 


| ३४ ] पाँच्वौँभा [२७१ | भाग 


दरकार है, सो इस दुनिया में सात किस्म के बड़े डर 
हैं: - पहिला डर हाकिम और उसके कानून का, दूसरा 
डर और शर्म बिरादरी और रिश्तेदारों और दोस्तो वगेरे 
का, तीसरा डर नुकसान अपनी इज्जत और रोज़गार 
और माल और तनदुरुस्ती का, चौथा डर मौत और 
कष्ट क्लेश का, पाचवा डर पूरे गुरु और सच्चे मालिक 
का, छठा डर खानदानी इष्ट और पिछले महात्मा और 
देवता वगैरे का, सातवाँ डर आखिरत यानी परलोक 
का।। 


१२४ - सिवाय इनके कितने ही छोटे डर भी हैं जो 
मन को दुरुस्ती से चाल चलने में मदद देते हैं, जैसे 
बालकपन में मा बाप का डर और फिर उस्ताद का डर 
और स्त्रियों को पति का डर और नौकरों को अपने 


अपने मालिक का डर और खानदान की बुजुर्गी और 
नेकनामी का डर वगैरे वगेरे, क्योकि बगेर डर के यह 
मन सीधा नहीं चलता, क्या दुनिया के काम और 
व्यवहार मे और क्या परमार्थ की कार्रवाई मे ।। 


१२५ - पहिला डर हाकिम और उसके कानून का 
सब मानते हैं। दूसरा डर इस वक्त में ऐसा जबर नही 
माना जाता है जैसा कि पिछले वक्तों मे था। तीसरा 
डर भी सब मानते है। चौथा डर मौत वगैरे का सब 
मानते हैं मगर भूले रहते है यानी उसकी याद बहुत कम 
आती है। पाँचवाँ डर गुरु और मालिक का किसी बिरले 
जीवों को होगा जो सच्चे गुरु की भक्ति में लगे हैं, पर 
आम तौर पर यह डर किसी के दिल में नही समाता 
क्योंकि यकीन सच्चे मालिक के हाजिर और नाजिर 

होने का नहीं है या बहुत कम है और वह भी बिसरा 


| २७२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


हुआ रहता है। छठा खानदानी इष्ट ओर पिछले महात्मा 
और देवता वगैरे का डर थोड़ा बहुत बाजे मर्द और 
बहुत सी औरते मानती हैं और उनकी मुकर्ररा पूजा 
और भेंट वगेरे करती हैं, इस ख्याल से कि उसके न 
करने और छोड़ देने में किसी तरह का नुकसान जान 
और माल और तन्दुरुस्ती वगैरे का न हो जावे। इस 
वास्ते यह डर दुनियावी है, परमार्थी नहीं है। सातवों 
डर आखिरत और परलोक का अक्सर जीव मानते हैं। 
हरचद वे कर्मी और टेकी हैं, मगर किसी कदर खैरात 
वगेरे और दूसरे शुभ कर्म जो कोई बतावे वास्ते अपने 
आइंदा की जिंदगी के आराम और फायदे के, करते 
रहते हैं। | 


१२६ - जिस कदर डर ऊपर लिखे गये हैं वे सब 


ससारी हैं, सिवाय एक डर सच्चे गुरु और सच्चे 
मालिक के जो निर्मल परमार्थी है। पर चाहे किसी 
किस्म का डर होवे, वह जीव के चाल चलन और 
व्यवहार वगेरे के दुरुस्त करने में मदद देता है। लेकिन 
निर्मल परमार्थी डर का फायदा बहुत भारी है यानी 
उससे पूरी सफाई मन और इद्रियों वगेरे की हासिल 
होवेगी और एक दिन सच्चे मालिक के धाम मे पहुँचावेगा | 
ऐसे डर वाले का हर हाल में ऐतबार हो सकता है, पर 
दूसरी किस्म के डरवालो का पूरा ऐतबार नहीं हो 
सकता, क्योकि जब कोई कामना उनके मन मे जबर 
उठेगी या किसी तरह से अपने काम को गैरो की नजर 
से बचा सकेगे, लब डर के बिसर जाने का खौफ 
रहेगा । | 


| ३४ ] पाँच्वौँभ [ २७३ | भाग 


१२७ - जिसके मन मे सच्चे गुरु और सच्चे मालिक 
का डर है, वही बड़ भागी है और वही मन और इच्छा 
की आफतो से हर हाल में बचेगा।। 


१२८ - जिसके मन में हाकिम और बिरादरी और 
अपने नुकसान और मोत वगेरे का डर किसी कदर 
रहेगा, उसका भी चाल चलन और व्यवहार दुनिया में 
थोड़ा बहुत दुरुस्त रहेगा ।। 


१२९ - जिसके मन मै खानदानी इष्ट और परलोक 
और मौल वगेरे का कुछ डर रहेगा, उससे भी थोड़े 
बहुत शुभ कर्म और खैरात वगेरा बन पड़ेंगे और उसके 
एवज में थोड़ा बहुत सुख पावेगा।। 


१३० - लेकिन जिनके मन मे यह सब डर आरजी 
तौर पर कभी आ जाते हैं और अक्सर बिसरे रहते हैं, 
उनके कौल और फेल यानी कथनी और करनी का 
ऐतबार नहीं हो सकला । वे अपने मतलब के पूरा करने 
के वास्ते जब जैसा मौका होगा, बगेर सोच और विचार 
के कार्रवाई करने को तैयार हो जावेंगे और जब कोई 
डर ज़बर नही होगा, तब बिल्कुल जगली और वहशी 
आदमियो के मुवाफिक बगेर दया और रहम के कार्रवाई 
करने को मुस्तैद हो जावेंगे। | 


१३१ - खुलासा यह है कि बगेर डर के शुरू 
मे-बल्कि बहुत दूर तक - यह मन सीधा और दुरुस्ती 
और इंसाफ के साथ नहीं चल सकता है और न 
बन्दोबस्त दुनिया का दुरुस्ती के साथ जारी रह सकता 
है और न परमार्थ की कार्रवाई बन सकती हे। इस 
वास्ते हर एक शख्स को लाज़िम और मुनासिब है कि 

अव्वल नम्बर मालिक का खौफ मन में रक्खे और जो 


| २७४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


यह डर कायम न होवे, तो जितने डर कि ऊपर लिखे 
है, उनमे से कोई न कोई जबर करके माने, तो उसका 
किसी कदर बचाव और सम्हाल मुमकिन होगी नही तो 
उसका बर्तावा दुनिया में पशुओं यानी जानवर और 
वहशी और जगली आदमियों के मुवाफिक रहेगा और 
परमार्थ का भाग उसको मुतलक नही मिलेगा ।। 

१३२ - और छोटे डरो का जो ऊपर जिक्र हुआ, वे 
कोई कोई अवस्था में पैदा होते हैं और जब वह अवस्था 
या हालत खतम हो गई, लब जाते रहते हैं। । 


१३३ - हाकिम के डर का फायदा यह है कि जो बुरे 
काम खिलकतल के दुखदाई हैं और जिनके वास्ते कानून 
मे सज़ा तजवीज की गई है, उनके करने से वे लोग 
जिनके मन में सच्चा डर आया है बच जाते हैं और 
खिलकत को रिफाहियत और आराम होता है।। 


१३४ - बिरादरी और रिश्तेदारों के डर का फायदा 
यह है कि जो बातें खिलाफ रस्म और मरजाद और 
कानून वगैरे के हैं, उन में भी बर्ताव न करे और 
व्यवहार वगेरे मे फरेब और दगाबाजी को काम में न 
लावे। | 


१३५ - तीसरे डर नुकसान वगैरे का, फायदा यह 
है कि आदमी बेजा और नाकिस कार्रवाई और दूसरे 
की हक-तलफी करने और इकरार वगेरे पूरा न करने 
से बच जाता है।। 


१३६ - चौथे मौत के डर से जो याद रहा आवे, 
आदमी का चाल चलन और व्यवहार दूसरों के साथ 
बहुत दुरुस्त हो जाता है और संसार और उसके 


र 


| ३४ ] पाँच्वौँभा [२७५ | भाग 


पदार्थों में पकड और मोह किसी कदर ढीला हो जाता 
है और शुभ कर्म की तरफ तबीअत रूजू होती है और 
मालिक और उसके धाम का खोज दिल में पैदा होता 
है। यह डर सब के वास्ते, चाहे ससारी हो या परमाथी, 
मुफीद है बल्कि परमार्थी के दिल में यह डर जरूर 
रहता हे ओर उससे परमार्थ की कार्रवाई जल्दी करवाता 
है।। 

१३७ - पाचवा डर गुरु और सच्चे मालिक का, यह 
डर बगैर सच्चे सतसंग के पैदा नहीं होता। जिस किसी 
को भाग से संतों का या उनके सच्चे प्रेमियों का संग 
मिल जावे, तो अलबत्ता सच्चे मालिक राधास्वामी दयाल 
और संत सतगुरु की महिमा सुन कर, उनके चरनों में 
भय और भाव यानी डर और प्यार दोनों पैदा हो सकते 


है और जब उपदेश लेकर अभ्यास शुरू किया जावे 
और दया से अतर मे कुछ रस मिलने लगे, तब वह डर 
और प्यार बढ़ता जावेगा । | 


१३८ - डर के सबब से कुल्ल बुरे कामो से बचाव 
होगा बल्कि अलर मे भी नाकिस ख्याल उठाने मे डरेगा 
और प्यार के सबब से सेवा की उमंग उठेगी और अंतर 
अभ्यास का शौक बढ़ेगा । इसी तरह मन और इन्द्रियो 
की गढत और सफाई होती जावेगी । और चाल चलन 
बदलता जावेगा और दुनिया की तरफ से चित्त मे किसी 
कदर बैराग पैदा होगा और मेहर और दया के अतर 
और बाहर परचे पाकर, प्रतीत मज़बूत होती जावेगी 
और संत सतगुरु और मालिक के चरनों मे दिन २ प्रेम 
और अनुराग बढ़ता जावेगा ।। 


| २७६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


१३९ - यह डर निर्मल है। जिस परमार्थी के मन में 
यह कायम हो जावे, तो उसका एक दिन पूरा काम 
बना कर छोड़ेगा यानी सब विकारी को आहिस्ते आहिस्ते 
दूर करता हुआ और मालिक का प्यार बढ़ाता हुआ, 
एक दिन धुर धाम मे पहुँचावेगा और निःचित कर देगा। 
इस डर की जिस कदर सिफल कही जावे थोड़ी है, 
जैसा कि इस कड़ी में कहा हे।। 

डर करनी डर परम गुरु डर पारस डर सार। 
डरत रहे सो ऊबरे गाफिल खाई मार।। 

१४० - छठा डर खानदानी इष्ट वगेरे का, यह डर 
संसारी और टेकी जीवो के मन में रहता है और इस 
सबब से उनकी खानदानी रस्में और पूजायें वगैरा 
जारी रहती हैं। इस कार्रवाई से दुनियादारों को एक 
किस्म का सहारा मिलता रहता है, खास कर तकलीफ 
के वक्‍त मे वह अपने इष्ट वगेरे को याद करते है और 
मनाते है और पूजा वगैरा बोलते है और जब इत्तफाक 
से फायदा हो जावे तब अपने इकरार के मुवाफिक भेट 
पूजा और ज़ियारल व दर्शन वगेरा करते हैं। यह डर 
सिवाय वक्‍त तकलीफ या कोई उत्सव जैसे शादी और 
पेदायश बच्चा वगेरे के और वक्तो मे साधारण रहता है 
और बिल्कुल दुनियावी है।। 


१४१ - सातवा डर आखिरत यानी परलोक का, 
इस डर से यह मतलब है कि कुछ ऐसी कार्रवाई जेसे 
व्रत और दान पुन्य और खिलाना पिलाना वगेरा जीव 
से बन आवे कि जिससे मरने के बाद दुक्खो से बचाव 
हो जावे। यह डर अक्सर संसारी जीवों को जो टेकी 
और किसी कदर भोले हैं, होता है और वे अपने अपने 


| ३४ ] पाँच्वौँभ [ २७७ | भाग 


मज़हब के मुवाफिक वह कार्रवाई जो वास्ते हासिल 
होने सुख स्थान के बाद मरने के बताई है, उसको 
थोड़ी बहुत शोक और हठ के साथ करते है और उनकी 
खैरात वगेरा से ब्राह्मणों और भेषियों और भी थोडे 
गरीबों को फायदा पहुँचता है। यह डर भी एक किस्म 
का दुनियावी है, क्योंकि दुनिया और माया के घेर से 
निकलने का जतन इसमें कुछ नहीं किया जाता ।। 


(२७) प्रेस की महिमा 


१४२ - खौफ का जिक्र ऊपर हो चुका है। पहिले 
खौफ ज़रूर चाहिये, ताकि परमाथी चाल चलनी शुरू 
हो जावे और फिर शौक पैदा होता जावेगा और फिर 
आहिस्ते आहिस्ते उसकी तरक्की होकर प्रेम (यानी 
गहरा शौक) प्रकट होगा ।। 

१४३ - जिस वक्त से प्रेम आया, उसी वक्त से 
प्रीतम के साथ मेल शुरू हुआ और जिस कदर तरक्की 
प्रेम की होगी, उसी कदर प्रीतम के साथ नज़दीकी 
होती जावेगी और अतर और बाहर पूरी सफाई हासिल 
होगी और एक दिन पूरा काम बन जावेगा यानी प्रीतम 
के धाम मे पहुँच कर दर्शन और बासा मिलेगा ।। 


१४४ - पहिले डर के सबब से कुछ शोक पैदा होगा 
और तवज्जह प्रीतम की तरफ आवेगी और बिकारो का 
जोर और शोर घटेगा और अभ्यास मासूली तौर से 
बनेगा और उसमे कुछ रस मिलेगा। लेकिन जब कि 
वह डर और शोक प्रेम के साथ बदलना शुरू होगा, तब 
विकारो की जड़ कटनी शुरू होगी और रसीला और 
सुखाला अभ्यास बनेगा और फिर प्रेम की तरक्की के 


| २७८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


साथ रस और आनन्द बढ़ेगा और रस और आनन्द के 
बढ़ने से नया नया प्रेम जागला जावेगा और दया और 
मेहर के परचे बराबर मिलते जावेगे।। 


१४५ - यह कुछ जरूरी बात नहीं है कि पहिले डर 
पैदा होवे। प्रेम अंग वालों के मन में प्रीतम और उसके 
धाम की महिमा सुन कर, गहरा शोक और प्रेम एक दम 
पेदा हो जाता है और फिर अभ्यास के साथ रस और 
आनन्द मिलने से दिन दिन बढ़ता जाता है और फिर 
यह डर पैदा होता है कि किसी करतूत से प्रीतम की 
नाराजगी न हो जावे। यह डर बहुत निर्मल है और बहुत 
जल्द सफाई करता है और प्रीतम से मेल कराता हे।। 


१४६ - सच्चे प्रेमी के मन में यह डर आप ही पैदा 
होता है और जब लक कि काम पूरा न होवे यानी प्रीतम 
के पूरे पूरे दर्शन न मिले, लब लक दूर नही होला। यह 
डर बड़ा असर वाला है और बिरले बड़भागी परमार्थियो 
के मन में प्रकट होता हैं।। 


१४७ - यह डर असल में प्रेम स्वरूप है और 
सतगुरु की खास दया का निशान है ओर जिस घट में 
प्रकट हुआ, गोया प्रेम और आनन्द का भडार खुलना 
शुरू हो गया।। 


१४८ - प्रेम की सिफ्त बहुत से बहुल है। जहाँ प्रेम 
है, वहाँ दीनता, क्षमा और सीतलता हमेशा उसके सग 
रहती हैं और प्रेमी सदा मगन रहता है और जिस किसी 
को भाग से उसका सग मिल जावे, वह भी मगन हो 
जाता है और उसका भी रास्ता सुखाला चलने लगता 


है। | 


| ३४ ] पाँच्वौँभा [ २७९ | भाग 


१४९ - अहकारी और अभिमानी और विद्यावान 
और चतुरा, प्रेमी को मूर्ख जानते हैं, क्योकि वे ससारी 
है, और उनकी नज़र में दुनिया की लाज और बड़ाई 
और धन और माल बड़ी चीजे नजर आती हैं, और 
इन्हीं के वास्ते वे जान तक देने को तैयार हो जाते हैं। 
लेकिन प्रेमी इन चीज़ों को तुच्छ और दुनिया का जाल 
समझ कर उन की परवाह नही करता और अपने 
कुल्ल-मालिक के प्रेम में मस्त और मगन रहता है और 
वह सच्चा मालिक हर वक्‍त उसकी रक्षा और सम्हाल 
करता है। इस बात की समझ और प्रतीत दुनियादारों 
को जिनका प्रेम हैवानी और हरजाई है, नही आ 
सकती । हेवानी और हरजाई से मतलब यह है कि 
अनेक जीवों और पदार्थों के मोह में फँसे रहते हैं और 
अपने सच्चे मालिक की कभी सुध भी नहीं लेते। 


१५० - जिस किसी के मन मे गुरु और मालिक के 
चरनों का प्रेम है, उसका काम सब तरह से बना हुआ 
है। लेकिन जिसके मन में डर है और कुछ शौक भी 
रखता है, वह भी सतगुरु से मिल कर एक दिन प्रेमी 
हो जावेगा। पर वह लोग जिनके हृदय में न प्रेम है और 
न डर है बिल्कुल रूखे और फीके हैं। उनको सच्चा 
परमार्थ कभी हासिल नहीं होगा।। 


(२८) सरन की महिमा 


१५१ - जीव निहायत निबल और कमजोर है। 
अपने बल से मन और इन्द्रिय और काल और कर्म का 
मुकाबला नहीं कर सकता है और माया और उसके 
सामान का यहाँ इस कदर जोर और शोर है कि उससे 


| २८०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


बचाव बगैर मदद और दया समर्थ पुरुष के, किसी 
सूरत में मुमकिन नहीं हैं।। 


१५२ - पुराने वक्तो में बड़े बड़े बैरागवान और 
ताकत वाले हो गये, पर माया ने उन पर भी अपना 
चक्कर डाला और उनको अपने लपेट मे ले आई। फिर 
जीवों की जो कि निपट मन और माया के आधीन हैं 
क्या ताकत है कि उनकी और अनेक प्रकार के भोगों 
की जो कि उन्होने दुनिया में रचे है, झटक झेल सकें।। 

१५३ - सब जीवो को ज़रा गौर करने से मालूम हो 
सकता है, बल्कि उनके रोजमर्रे का तजरुबा और 
इम्तिहान है कि माया का कारखाना नाशमान और धोखे 
का असबाब है। लेकिन उसमें ऐसी खैंच शक्ति और 
लुभाव शक्ति रक्खी है कि जान बूझ कर जीव उसमें 
फँसते चले जाते हैं और उसी गिरिफ्तारी की चाह 
बढ़ाते हैं और उसके वास्ते जलन करते हैं । । 


१५४ - बानी और बचन से दुनिया का हाल, जेसा 
कुछ कि है, हर कोई समझ सकता है और विद्या और 
बुद्धिवान अपनी किसी कदर जाहिर में दुरुस्ती भी 
रखते हैं, लेकिन जब मन और माया का किसी वक्त 
जोर होता है, यानी अनेक तरह के भोग सन्मुख आते 
है, और ससार की मान बड़ाई और प्रभुता लुभाती है, 
उस वक्‍त सब झोका खा जाते हैं और माया और 
उसके पदार्थो के अधीन हो जाते हैं।। 


१५५ - इस वास्ते सत सतगुरु फरमाते है कि 
जिस मुकाम पर पिंड में जीव की बैठक है और जहाँ 
मन और इन्द्रियों और पाचों दूतो का जोर से चक्कर 

चल रहा है, वही मुकाम गिरिफ्तारी और फँसाव का है। 


| ३४ ] पाँच्वौँभा [ २८१ | भाग 


सो जब तक जतन करके वह स्थान नही छोड़ा जावेगा, 
तब तक जीव मन और इच्छा और माया और ममता के 
पजे से छूट नहीं सकला ।। 

१५६ - पिछले वक्त मे जोगी और जोगीशवरों ने 
प्राणो को रोक कर और ब्रह्माण्ड मे चढ़ा कर उस 
गिरफ्तारी के स्थान से जीव को न्यारा किया, पर 
ब्रह्माण्डी मन और ईश्वरी माया के घेर से बाहर नहीं 
निकले और इस सबब से ब्रह्माण्डी मन और माया के 
झकोले सहते रहे और जनम मरन के चक्कर से चाहे 
ब-देर हुआ, उनका बचाव नहीं हुआ। अलबत्ता पिडी 
मन और जीवी माया पर गालिब रहे। 


१५७ - लेकिन प्राणायाम का अभ्यास इस कदर 
कठिन और उसके सजम ऐसे मुशकिल हैं कि जीवों 


की ताकत नही है कि उसका अभ्यास दुरुस्ती से कर 
सके । जो जोगी और जोगीश्वर पिछले वक्त में गुज़र 
गये, वे ईश्वर कोटि थे। इस सबब से उनसे प्राणायाम 
का अभ्यास बन पड़ा, पर इनकी तादाद बहुत कम 
यानी तीन जुग में सिर्फ बीस पच्चीस स्वरूप प्रकट 
इए । अब इस ज़माने मे कुल्ल जीव, जीव-कोटि में हैं 
और इस वास्ते वे प्राणायाम के अभ्यास के हरगिज 
लायक नहीं हैं। जो कोई मन हठ से इस किस्म की 
कार्रवाई शुरू करेगा, वह चद रोज़ में ही बीमार हो 
जावेगा और जो ज्यादती करेगा तो जान के नुकसान 
का खौफ है।। 


१५८ - जो कि पिछले वक्त के महात्माओं ने 
सिवाय प्राणायाम के और कोई जुगल, जीव के पिंड से 
न्यारा करने और ब्रह्माण्ड मे चढ़ाने की नही वर्णन करी 


| २८२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


और प्राणायाम का अभ्यास किसी से, विरक्त होवे चाहे 
गृहस्थ, बन नही सकता, फिर उद्धार का रास्ता भी 
बन्द हो गया | अब जीव बजाय उलटने के अपने निज 
घर की तरफ, चौरासी मे कसरत से उतरने लगे और 
जो इस लोक मे पैदा हुये, वह भी कसरत से कष्ट और 
क्लेश अनेक तरह के भोगने लगे।। 


१५९ - ऐसी हालत जगत की देख कर यानी जीवो 
को महा कष्ट और क्लेश में गिरिफ्तार मुलाहिजा 
करके, कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल सत सतगुरु 
रूप धारन करके प्रकट हुये और अति दया करके 
उपदेश सहज जुगल यानी सुरत शब्द मार्ग का देकर, 
जीवो को समझाया कि थोड़ी सी मेहनत अभ्यास की 
गवारा करके, वे अपने निज घर मे जो कुल्ल-मालिक 


का धाम है, उनकी मेहर और दया से पहुँच कर, काल 
और कर्म और मन और माया के जाल से छूट सकते 
हैं।। 

१६० - जो जुगत अभ्यास की बताई, वह ऐसी 
सहज कर दी कि जिसको गृहस्थ और विरक्त और 
लड़का और जवान और बूढ़ा और स्त्री और पुरुष और 
पढ़ा हुआ और अनपढ़ सब आसानी से कर सकते हैं 
और थोड़े अर्से के अभ्यास के बाद, इसी जिंदगी में 
अपने मन और सुरत का सिमटाव और चढ़ाव अपने 
घट में देख सकते हैं और उसी कदर अपने आपे को 
संसार और पिंड से न्यारा होता हुआ परख सकते हैं।। 


१६१ - और एक बढ़ की महिमा राधास्वामी मत की 
यह है कि बगैर छोड़ने घरबार और रोजगार के, हर 
एक जीव चाहे मर्द होवे या औरत, सतसंग में शामिल 


| ३४ ] पॉचवभाग.... [ २८३ | भाग 


होकर और उपदेश लेकर, सुरत शब्द मार्ग की कमाई 
कर सकते हैं। सिवाय इस अभ्यास के और कोई जुगत 
निज घर में जाने की कतई नहीं हे बल्कि रची भी नहीं 
गई। | 

१६२ - इस जुगल की कमाई के वास्ते कोई कैद 
वक्‍त या नहाने धोने की नही है। जिस वक्त फुर्सत होवे 
और मन चाहे, उसी वक्‍त एकान्त जगह मे पलंग या 
चौकी या गद्दी पर बैठ कर अभ्यास हो सकता हे, चाहे 
रात होवे या दिन, खाने से पेश्तर या दो तीन घटे बाद 
खाना खाने के, अभ्यास में बैठ सकते हैं। एक वक्त में 
कम से कम आध घंटा या जो फुरसत कम होवे तो 
बीस मिनट अभ्यास करना चाहिये और भजन मे तवज्जह 
आवाज़ पर और सुमिरन ध्यान में तवज्जह रूप पर 
रखना चाहिये और जब तक रूप प्रकट न होवे, तब 
तक उसका ख्याल करके ध्यान करना चाहिये और 
वास्ते आसानी अभ्यास के दो या तीन लुकमे मामूली 
मुकर्ररा खाने से कम खाना चाहिये ताकि सुस्ती न आवे 
और स्वास लेना बे-लकल्लुफ जारी रहे।। 


१६३ - हरचद सुरत शब्द मार्ग का अभ्यास दया 
करके निहायत दरजे का आसान कर दिया है पर बिना 
सच्चे शौक और मेहर और दया सत सतगुरु और 
राधास्वामी दयाल के कोई दुरुस्ती के साथ रास्ता तै 
नही कर सकता । इस वास्ते कुल्ल-मालिक राधास्वामी 
दयाल और सत सतगुरु की सरन, प्रीत प्रतीत के साथ 
हर एक शख्स को जो राधास्वामी मत मे शामिल होवे 
दूढ़ करना चाहिये, तब अभ्यास दुरुस्त बनेगा और 
रास्ता जल्दी तै होगा।। 


| २८४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


१६४ - दुनिया के पदार्थो और भोगों से पूरा बैराग 
करना और चरनो मे गहरा अनुराग लाना, कुछ आसान 
काम नही है। लेकिन जो कोई सच्चे मन से राधास्वामी 
दयाल की सरन लेगा, उसका सब काम आसानी से 
बन जावेगा यानी मुवाफिक जरूरत के उसको दोनों 
बेराग और अनुराग बरिशिश मे मिलेगे और सत सतगुरु 
उसकी सुरत को अखीर वक्‍त पर आप अपनी गोद में 
बैठा कर ऊंचे देश में ले जावेंगे और दो तीन या चार 
जनम में धुर पद में पहुँचावेंगे। 

१६५ - जो कोई अपना बल लेकर अभ्यास करेगा 
और सत सतगुरु की दया का आसरा न लेगा, उससे 
अभ्यास पूरा २ नहीं बनेगा क्योंकि काल और माया के 
विघ्नों को वह नही हटा सकेगा और थोड़े अर्से के 
अभ्यास के बाद अहंकार में भर कर अपनी तरक्की को 
आप बन्द कर देगा यानी मान बड़ाई और प्रतिष्ठा की 
चाह लेकर, जीवों की तरफ मुतवज्जह हो जावेगा और 
अपने नफे ओर नुकसान का तमीज़ नहीं कर सकेगा ।। 


१६६ - सरन की बराबर कोई जलन रास्ता सुखाला 
और जल्द तै करने का नही है। इसमें हर वक्त रक्षा 
संग रहती है और विघ्न दूर रहते हैं और प्रेम और 
दीनता बढ़ती जाती है कि जिससे अभ्यास मे रस और 
आनद नित्त मिलता है।। 


१६७ - सरन की महिमा जिस कदर कही जावे, 
थोड़ी है। हर एक को इसकी कदर नही मालूम है। हर 
एक अपना २ पुरुषार्थ जोर के साथ करता है, और 
फिर अपने बल से मन डद्रिय और इच्छा वगैरे पर 
गालिब नहीं हो सकता और किसी वक्त में माया के 


| ३४ ] पाँच्वौँभ [ २८५ | भाग 


चक्कर मे आकर रास्ते मे थक कर रह जाता हे या 
ससार की तरफ झोका खाकर उलट आता है।। 


(२९) हिदायत यानी उपदेश कुल्ल जीवों को 


१६८ - इस बचन को गोर के साथ पढ़ने से मालूम 
होगा कि हर एक जीव पर चाहे औरत होवे या मर्द 
वास्ते अपनी सुरत के कल्यान के यानी निज घर में 
उलटा कर पहुँचाने के लिये, लाज़िम ओर फर्ज है कि 
पिंड में उसकी बैठक के मुकाम से, मन और सुरत को 
अंतर में ऊँचे की तरफ सरकाने का जतन, सुरत शाब्द 
मार्ग के मुवाफिक सत सतगुरु से उपदेश लेकर, थोड़ा 
बहुत रोजमर्रा करे ओर कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल 
और सत सतगुरु की सरन लेकर, उनकी दया के 
आसरे कार्रवाई करे और प्रेमाभक्ति की रीत के मुवाफिक 


थोड़ा बहुत बर्ताव करे, तो रफ्ते २ एक दिन निज धाम 
मे पहुँच कर बासा पावेगा और अमर आनद को प्राप्त 


होगा | | 


१६९ - शब्द सब जगह भरपूर हे लेकिन बिना 
दर्शन और उपदेश सल सतगुरु के, कोई उसका भेद 
या अभ्यास की जुगत जान नहीं सकता। इस सबब से 
पहिले सत सतगुरु और उनकी संगत का खोज ज़रूर 
है और जब वे मिल जावें तब उनका सतसंग गहरा 
करके और उपदेश लेकर अभ्यास जारी करना चाहिये।। 

१७० - मालूम होवे कि संत अथवा राधास्वामी मत 
मे मॉस और मदिरा और कुल्ल नशे की चीज़ों का 
खाना पीना मना है। यह दोनों अभ्यासी की अंतरमुख 
कार्रवाई में बहुत खलल डालते है।। 


| २८६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


(३०) गोश्त खाने का नुकसान 
१७१ - गोश्त खाने से मन किसी कदर मलीन और 
भारी और सख्त और बे-रहम हो जाता हे और तवज्जह 
उसकी बाहर और नीचे की तरफ झुकाव रखती है । । 


१७२ - मुर्दा जिस्म किसी कदर नापाक समझा 
जाता है। उसको छूकर लोग हाथ धोते हैं या स्नान 
करते हैं और हिन्दुओं में जो मुर्दे को आग देता है, वह 
तेरह दिन तक दुनिया के कारोबार से अलेहदा, परहेज़गारो 
के मुवाफिक गुजरान करता है। तो अब ख्याल करो कि 
मुर्दे के मांस को धोकर और डेगची मे पका कर खाना, 
अपने हृदय को जानवरों का मसान और कबरिस्तान 
बनाना हुआ कि नहीं। इससे ज़्यादा और क्या नापाकी 
होगी और फिर ऐसा मन अपने घट मे ऊँचे देश यानी 
कुल्ल-मालिक के धाम की तरफ चलने के काबिल केसे 
हो सकता है।। 


१७३ - सब कहते हैं कि मालिक का नूर और भेद 
हर एक मनुष्य के हृदय में धरा है। फिर जिस जगह 
कि जानवरों का मसान या कबरिस्तान बनाया गया, 
वहाँ वह नूर - पाक कैसे ठहर सकता है ? 


१७४ - सच्चे परमार्थी अभ्यासी का मन नरम और 
मुलायम और निर्मल और दुनिया की ख्वाहिशों से 
किसी कदर खाली होना चाहिये, तब मालिक के नूर 
यानी शाब्द की धार उसमे उतरे और ठहरे और चरनो 
का प्रेम यानी इश्क पैदा होवे और जो मन की हालत 
बर - खिलाफ इसके है और उसमें इन्द्रिय भोगो की 
चाह की लरगें उठती रहती हैं, तो वह काबिल अभ्यास 
. सुरत शब्द मार्ग के यानी चढ़ाई ऊचे की तरफ के कैसे | 


| ३४ ] पाँच्वौँभा [ २८७ | भाग 


हो सकता है और उसमें मालिक के चरनों की भक्ति 
कैसे जागे और ठहरे ? 

१७५ - कुल्ल जानवर ब-निसबल मनुष्य के ओछे 
और मलीन हैं, फिर उनके मास का अहार करना और 
भी ज्यादा मलीनता को पैदा करेगा और मन को 
खियालात - फासिद यानी मलीन लरगों मे भरमावेगा 
और उसकी परमार्थी कार्रवाई मे भारी खलल पड़ेगा | | 


१७६ - जबकि अनेक किस्म की गिजा जो कि 
जमीन से पैदा होती है जैसे अनाज और मेवा, तर और 
खुश्क, मौजूद है और ब-निस्बत गोश्त के सस्ता मिल 
सकता है और मुआफिक कौल डाक्टरों और हकीमों 
के, मनुष्य को ज्यादा ताकत दे सकता है, फिर क्या 
जरूर है कि दूसरे जानवरों को कलल करके, उनके 


मास का अहार किया जावे और इस किस्म की चीजों 
मे से घी और दूध और मिठाई और गेहूँ चना उर्द और 
मसूर हैं जिनके इस्तेमाल से बहुत ताकत पैदा हो 
सकती है।। 


१७७ - संसारी जीवों को जो कि परमार्थ यानी 
अपने जीव के कल्यान की तरफ से गाफिल हैं और 
रात दिन दुनिया के कारोबार और अपने भोगों की चाह 
के पूरा करने के जतन में खर्च कर रहे हैं, इख्ियार है 
कि वे चाहे सो खावें। पर सच्चे परमार्थी को जो अपने 
घट में अभ्यास करके मालिक का दर्शन चाहता है, 
ऐसी गिजा के खाने से जो उसके अभ्यास में खलल 
डाले, जरूर परहेज करना चाहिये। नहीं तो अभ्यास में 
जैसा रस चाहिये, नहीं मिलेगा और न दुरुस्ती से मन 

और सुरत की चढ़ाई होमी ।। 


| २८८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


(३१) शराब और भग और दूसरे नशो के 
खाने पीने का नुकसान 


१७८ - डाक्टर और हकीम और सब दुनिया के 
लोग कहते हैं कि नशे की चीज खाने या पीने से दिमाग 
मे खलल पैदा होता है, और जिस्म के ऐजा-य-रईसा 
यानी बड़े और खास अगो को जैसे दिल और जिगर 
और मेदा वगेरे को खास नुकसान पहुँचता है और नशे 
की ज्यादती से और सख्त बीमारियाँ पैदा होकर, 
नशेबाज की जिंदगी को खराब कर देती है और अक्ल 
में भी फितूर" आता है, बाजी जगह जान का नुकसान 
हो जाता है। इस वास्ते सच्चे परमार्थी को नशे की 
चीजों से आम तौर पर परहेज करना मुनासिब है।। 


१७९ - खास बीमारियों में जो डाक्टर या हकीम 
शराब या अफयून वगैरा का थोड़े मिकदार के साथ 
इस्तेमाल करावे, तो कुछ मुज़ायका? नही है, उसमें 
नशा नहीं पैदा होगा या बहुत थोड़ा होगा और चद रोज़ 
के वास्ते यानी जब तक कि बीमारी दूर न होवे, वह 
कार्रवाई जारी रहेगी ।। 


१८० - जितने नशे हैं, वह या तो मन और इन्द्रियो 
की धारो को भोगो की तरफ रुजू करते हैं या मन और 
इन्द्रिय और बुद्धि को शिथिल और बेकार कर देते हैं 
कि फिर कार्रवाई दुनिया और परमार्थ की मुतलक 
दुरुस्त नहीं बन सकती है। यह दोनों हालते परमाथी 
अभ्यास के वास्ते नुकसान करने वाली हैं।। 


१८१ - तो कोई नशा पी कर अभ्यास करेगा, 


| न्यूनता, घाटा, खराबी। रेहर्ज, हानि | घाटा, खराबी। २-हर्ज, हानि। 


| ३४ ] पाँच्वौँभाग [ २८९ | भाग 


उसको रस नहीं आवेगा बल्कि गुम यानी लै हो जावेगा 
और बाद जागने के यह समझेगा कि मुझ से अभ्यास 
खूब बना और किसी किस्म की गुनावन या ख्याल पेश 
न आये। और ऐसी उलटी समझ से अहकार पेदा होगा 
और वह उसका भारी नुकसान करेगा।। 


१८२ - बाद नशा खाने या पीने के देर तक उसका 
असर रहता है और फिर ख़ुमार की हालत में सुस्ती 
और काहिली देर तक रहती है कि जिसके सबब से 
कोई कार्रवाई नशेबाज़ आदमी से दुरुस्त नहीं बन 
सकती । | 


१८३ - अक्सर नशेबाज आदमी बे वास्ते अपनी बे 
अकली से, ज़रा ज़रा सी बात पर गुस्से मे भर कर 
तकरार और लड़ाई कर बैठते हैं ओर झगडे बखेड़े को 
बढ़ाते हैं। यह आदत उनके मन को ऐसा खराब कर 
देती है कि वे काबिल सुनने और समझने परमार्थी या 
नसीहत के बचनों के नहीं रहते और जो कोई उनको 
नशा पीने से रोके या समझोती देवे, उसके दुश्मन बन 
जाते हैं और उसको किसी न किसी तरह दुख पहुँचाना 
चाहते हैं। यह स्वभाव परमार्थ के बिल्कुल बर - खिलाफ 


है। | 


१८४ - नशेबाज आदमी के कौल और फेल यानी 
उसकी बाल और चाल का पूरा ऐतबार नही हो सकता 
क्योंकि वह नशे या ख़ुमार की हालत मे, जिस तरफ 
झुक जावे, अपनी हद्द और ताकत से ज्यादा बाते 
बनाता है और पीछे उनको भूल जाता है और उनका 
ख्याल भी नही करता। यह आदत भी परमाथी चाल के 

खिलाफ है।। 


| २९०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
(३२) तितिम्सा यानी आखिरी बचन 


१८५ - मालूम होवे कि यह बचन मनुष्यों के 
उपदेश के वास्ते है और वे इस को सुन कर और 
समझ कर, ज़रूर थोड़ी बहुत इसके मुवाफिक कार्रवाई 
करने को तैयार होवेंगे और संतों के बचन की जाँच 
और परख अपने अतर मे अभ्यास के साथ करेंगे और 
फिर थोडा रस और आनन्द पाकर, अपनी प्रतीत और 
प्रीत सत सतगुरु और कुल्ल-मालिक के चरनो में दिन 
दिन बढ़ाते जावेंगे कि जिसको उनकी रहनी से, हर 
एक शख्स जो उनके सग रहता है, किसी कदर परख 
सकेगा || 


१८६ - लेकिन वे लोग कि जो सूरत में मनुष्य हैं, 
पर सीरत यानी स्वभाव और रहनी उनकी मुवाफिक 


पशुओं के है, इस बचन को सुन कर अपने मन में 
सख्त नाराज होंगे और सतो के उपदेश और बानी और 
बचन मे, अपनी ओछी और नाकिस समझ से कसरे 
निकालने को तैयार होगे और सत सतगुरु और उनके 
सतसंगियों को, हर एक तरह के इलज़ाम और बुराई 
लगावेगे और बे-खौफ उनकी जा-ब-जा निदा करेंगे 
और जो कोई सतो के बचन को मानेगा या मानने को 
तैयार होगा, उसको धमका कर रोकेगे और उससे एक 
किस्म की अदावत पैदा करके उसकी हँसी उड़ावेंगे | 
ऐसे लोगों को यह बचन दिखाना या सुनाना मुनासिब 
नही है । । 


१८७ - यह लोग निपट दुनियादार हैं और अपनी 
मौल और परलोक का कुछ फिक्र नहीं करते और 
उनको पशु या हैवान की सीरतवाला इस सबब से कहा 


| ३४ ] पाँच्वौँभाग [ २९१ | भाग 


गया कि वे पशुओं के मुवाफिक मेहनत करके, अपने 
तर्ई और अपने कुटुम्ब को खिलाते पिलाते हैं और 
हमेशा धन और भोगों की प्राप्ति के वास्ते जलन सोचते 
और करते रहते हैं। लेकिन सच्चे मालिक और करतार 
का खोज कभी नहीं करते। देखो यही हाल पशुओं का 
है कि मेहनत करके आप खाते हैं और अपने पालने 
वालो को खिलाते हैं और इन्द्रियो के विषयों का भोग 
भी करते हैं, पर कुल्ल-मालिक को नहीं चीन्ह सकते 
और न अपने जीव के निरवार के वास्ते कुछ कार्रवाई 
कर सकते हैं। ऐसे लोगो की आदत है कि जो कोई 
परमार्थी बचन उनको सुनावे, उसकी हँसी उड़ाते हैं 
और बुरा भला कहते हैं और अपनी आखिरत यानी 
परलोक के सुधार के वास्ते मुतलक तदबीर नही करना 
चाहते, बल्कि कुल्ल-मालिक की मौजूदगी में भी, बाजों 
के मन और अक्ल शक और शुभा पैदा करते है और 
दूसरों को भी जो उनकी सलाह माने, गुमराह करते हैं 
यानी परमार्थ की कार्रवाई से बाज रखते हैं।। 


१८८ - ऐसे लोगो की सोहबत से परमार्थी आदमी 
को हमेशा बचना चाहिये, नही तो उसकी समझ बूझ 
और कार्रवाई मे यह लोग अपनी नाकिस और पापो की 
भरी हुई बुद्धि से अनेक तरह के विघ्न और खलल 
डालेगे और जो इत्तिफाक से उनका सग कुछ अर्स तक 
रहा, तो जरूर उसको अपनी सोहबल मे मिला कर 
हैवानी स्वभाव और कार्रवाई सिरा कर खराब कर 
देंगे।। 


| २९२] प्रेमपत्रराधास्वामी [ बचन | पत्र राधास्वामी 


राधास्वामी सहाय 


शाब्द 
मन लू सुन ले चित दे आज। 
राधास्वामी नाम की आवाज।। 
अनहद बाजे घट घट बाजे। 
अनुरागी सुन सुना आराधें॥ 
प्रेम भक्ति का लेकर साज।॥। 
तीन लोक में अनहद राजे। 
सत्तलोक सत शाब्द बिराजे॥ 
तिस परे राधास्वामी नाम की गाज।। 
शब्द की महिमा सतलन गाई। 
जिन मानी धुन तिन्हें सुनाई।। 
कर दिया उनका पूरा काज॥। 
राधास्वामी नाम हिये में धारा। 
सोई जन हुआ सब से न्यारा॥ 
त्याग दई कुल जग की लाज॥। 
राधास्वामी नाम प्रीत जिन धारी। 
राधास्वामी तिसको लिया सुधारी॥। 
दान दिया वाहि भक्ती दाज॥। 
राधास्वामी नाम है अपर अपारा। 
राधास्वामी नाम है सार का सारा॥। 
जो सुने सोइ करे घट में राज॥ 


| ३५] पाँच्वौँभा [ ?९३ | भाग 
बचन पेतीसवा 


मालिक अपने निज बच्चों से गहरी प्रीत 
और प्रतीत चाहता है और जिसकी ऐसी 
हालत है, वही गुरुमुख है और वही निज 
धाम पावेगा 


१ - रचना में कुल्ल जीव यानी सुरते कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल की अस यानी बच्चे है और उन सब 
पर आम तौर की दया है और सब को दुनिया का 
सामान मुनासिब तौर पर दिया है। 

२ - इन सुरतों के तीन दरजे हैं-उत्तम, मध्यम और 
निकृष्ट। (१) उत्तम वह हैं जिन के मन मे दुनिया का 
हाल नाशमानता और उसके पदार्थो का ओछापन देख 
कर, खोज कुल्ल-मालिक और उसके निज धाम का 
जो कि अमर और अजर और आनन्द और प्रेम का 
भडार है और शोक उसके प्राप्ति का पैदा हुआ है। (२) 
मध्यम वह सुरते हैं कि जिनको जो सामान दुनिया का 
मिला है, उसमें प्यार हे और उसकी तरक्की हाल में 
और आइन्दा को बाद छोड़ने इस देह और देश के 
चाहते हैं और इस मतलब से परमेश्वर और अवतारो 
और देवताओं का आराधन करते हैं ओर कोई २ इनमें 
से मुक्ति की चाह उठा कर परमेश्वर के लक्ष स्वरूप से 
मिलना या उसके लोक में उसके सन्मुख रहना चाहते 
हैं। (३) तीसरे निकृष्ट सुरतें वह हैं कि जो दुनिया के 
भोगा बिलास में मगन है और जो कुछ कि सामान 
उनको मिला है, उसी को गनीमत समझ रहे हैं और 

उसको बढ़ाना चाहते हैं और आइन्दा का यानी इस देह 


| २९४] प्रेमपत्रराधास्वामी [ बचन | पत्र राधास्वामी 


के छोड़ने के बाद का कुछ खास तौर पर फिक्र और 
जलन नहीं करते हैं।। 


३ - उत्तम दरजे की सुरते जो सच्चे मालिक के 
चाहने वाली हैं, वह राधास्वामी दयाल की खास प्यारी 
हैं और उन पर खास दया होती रहती है और बाकी 
सुरतो पर आम तौर की दया दरजे-ब-दरजे जारी रहती 
हे। | 


४ - उत्तम सुरते कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल 
और उनके निज धाम का पता और भेद और जुगल 
चलने और मिलने की दरियाफ्त करना चाहती हैं। 
लेकिन यह तहकीकात थोड़ी बहुत तसल्ली देने के 
मुवाफिक, सिवाय सत अथवा राधास्वामी मत के और 
किसी मत वालों से नहीं हो सकती है यानी सिर्फ सल 
सलगुरु या उनके प्रेमी और अभ्यासी सतसंगी से यह 
भेद मिल सकता है और बाकी के जीव इस हाल से 
बिल्कुल बे-खबर है या पूरी वाकफियत नही रखते और 
न उस पर अमल करते मालूम होते हैं।। 


५ - उत्तम जीव का मेला सत सतगुरु के सग मौज 
से वक्त मुकर्ररा पर होगा, उसको बहुत कोशिश 
तलाश करने की नहीं करनी पड़ेगी और जब वह उनके 
सन्मुख आवेगा, तब बचन सुनते ही उसको शान्ति 
आवेगी और उनके चरनों में प्रीत और प्रतीत जागेगी ।। 


६ - भेद सुन कर उत्तम सुरत यानी प्रेमी जीव को 
मालूम होवेगा कि कुल्ल-मालिक का धाम सब के परे है 
और सब से ऊँचा है यानी माया के घेर के पार हे और 
उस देशा मे माया नही है और जो चेतन्य धार आदि मे 

उस धाम से निकली, वही शाब्द की धार है और वही 


| ३१५]... पॉचवभाग.._ [ २९५ | भाग 


कुल्ल रचना की करतार है और जो कोई उलट कर 
निज धाम में पहुँचना चाहे, वह उसी धार को पकड़ कर 
यानी शब्द की धुन को सुनता हुआ चले, तो वह एक 
दिन सत सतगुरु की दया और राधास्वामी दयाल की 
मेहर से निज धाम में पहुँच सकता है।। 


७ - प्रेमी जीव को सत सतगुरु के संग से यह भी 
खबर पड़ेगी कि रचना में तीन दरजे हैं। पहिला 
कुल्ल-मालिक का देश, जहाँ चैतन्य ही चैतन्य हे और 
माया नही है और दूसरा ब्रह्म और माया देश, जहाँ 
निर्मल चैतन्य और शुद्ध माया की मिलौनी से रचना हुई 
और जिसको ब्रह्मान्ड कहते हैं और तीसरा जीव और 
इच्छा देश, जहाँ निर्मल चैतन्य और मलीन माया की 
मिलौनी से रचना हुई और जिसको पिंड कहते हैं। । 

८ - इसी देश से जीव संतों का सलसग और 
उनके उपदेश की कमाई करके, पहिले ब्रह्मान्ड में और 
फिर सत्तपुरुष राधास्वामी देश में जा सकते हैं।। 


९ - संत सतगुरु का उपदेश यही है कि सुरत को 
शाब्द में लगा कर चढ़ाना चाहिये और इसको सुरत 
शाब्द योग कहते है और जो कि मन और माया का 
जहूर दूसरे दरजे से हुआ है और पिडी मन ब्रह्माण्डी 
मन की अस है, सो यह मन और इन्द्रियाँ भी सुरत के 
सग उलट कर, अपने अपने निकास के स्थान पर 
पहुँचेगी। । 

१० - सुरत का मन और माया के देश से न्यारे हो 
कर अपने निज घर में पहुँच कर सच्चे माता पिता 
कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल के दर्शनो का बिलास 

और आनन्द को प्राप्त होना, सच्चा और पूरा उद्धार 


| २९६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


कहलाता है यानी जनम मरन और दुख सुख और कष्ट 
और क्लेश से कतई छुटकारा हो जाना और अमर और 
पूरन आनन्द को प्राप्त हो कर निज धाम में जो अमर 
अजर और प्रेम और आनन्द का अथाह और अपार 
भडार है, विश्राम पाना | | 


११ - तीसरे दरजे की रचना मे दुख विशेष और 
सुख कम हे और दूसरे दरजे की रचना मे सुख विशेष 
और दुख बहुत कम है और पहिले दरजे में सुख ही 
सुख और आनन्द ही आनन्द है और दुख और क्लेश 
का नाम भी नहीं हैं।। 


१२ - इस लोक में जीवो का बधन देह और इन्द्रिय 
और मन के साथ अपने अलर में और बाहर की तरफ 
कुटुम्ब परिवार और बिरादरी और दोस्त और आशना 


और बहुत से जीव जिनके साथ जब तब काम पड़ता 
है और भोगो और पदार्थो वगेरे मे हो गया हे और इन्ही 
बधनो के सबब से दुख सुख भोगना पड़ता है। जो कि 
कुल्ल रचना यहाँ की ओछी और नाशमान है, इस 
वास्ते संत सलगुरु फरमाते है कि यहाँ कोई जीव या 
कोई चीज़ इस काबिल नही है कि उसके साथ मन का 
बधन किया जावे, सिफ कारज मात्र या जरूरत मात्र 
उनके साथ मेल और मिलाप करना चाहिये और उसी 
मुवाफिक हर एक के साथ अपना बर्तावा दुरुस्त करना 
चाहिये, जैसे कि कोई आदमी परदेश में रह कर हर 
एक से प्रीत भाव करता है, लेकिन अपने घर की याद 
खूब रखता है और जब मौका मिलता है, लब अपने 
वतन को बहुत खुशी के साथ जाता है, इन परदेशियों 
की मुहब्बत उसको ज़रा नही अटका सकती ।। 


र 


| ३५] पाँच्वौँभाग [ २९७ | भाग 


१३ - ज्यादा मोह में ज़्यादा दुख सहना पड़ेगा, 
क्योकि एक दिन वह बधन काल जबरदस्ती तोड़ेगा | | 

१४ - हर एक बडे दरजे में कितने ही छोटे दरजे 
हैं। सो संत फरमाते हैं कि जैसे इस लोक की रचना के 
बधनों का जिक्र ऊपर किया गया, ऐसे ही थोड़ा बहुत 
सब दरजों में पिंड देश और ब्रह्माण्ड के समझना 
चाहिये यानी इन दरजो की रचना मे दिल लगाने और 
बधन करने से, प्रेमी अभ्यासी आगे कदम बढ़ाने से रह 
जावेगा यानी अपने निज घर में नही पहुँचेगा और जो 
कि यह देश माया के घेर मे हैं, इस वास्ते चाहे देर से 
होवे या सबेर जनम मरन का चक्कर जारी रहेगा ।। 


१५ - जो कि कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल प्रेम 
और आनन्द के भडार हैं और जीव, उनकी अस, भी 
प्रेम रूप है और जो चैतन्य धार कि आदि में कुल्ल-मालिक 
के चरनो से निकस कर, रचना करती हुई नीचे उतरी 
है, वह भी शाब्द ओर प्रेम की धार है, इस वास्ते जाहिर 
है कि जीव से कोई काम ससारी या परमाथी, बगेर प्रेम 
या इश्क या शोक के, नहीं बन सकता । इसलिये सतो 
ने अपने मत और उपदेश में प्रेम की मुख्यता रक्खी है 
यानी बगैर प्रेम के निज घर का रास्ता तै नही हो 
सकता और जिस मत में कि प्रेम यानी भक्ति की 
मुख्यता नही है, वह मत और उसके अभ्यास का 
तरीका खाली समझना चाहिये।। 


१६ - जोगी और जोगीश्वरों ने भी उपासना यानी 
भक्ति की जरूरत, वास्ते ते करने रास्ते के, बयान की, 
लेकिन वह उपाशना उन्होंने रास्ते के मुकामों के धनी 
और मालिकों की कायम रक्री । पर जो कि उन सब 
का अभाव होता देखा, इस वास्ते अपने मत और | 


| २९८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


उपदेश में प्रेमाभक्ति की मुख्यता नही की और ज्ञान को 
मुख्य ठहराया यानी बगैर ज्ञान के मुक्ति का प्राप्त होना 
सही नही ठहराया और ज्ञान से मललब यह है कि 
अभ्यासी जो भक्ति करके ईश्वर या ब्रह्म के मुकाम तक 
पहुँचा है, वहाँ न ठहरे और ब्रह्म या ईश्वर के लक्ष 
स्वरूप में जो अरूप और निराकार है, मिल कर अपने 
आपे को उसमें गुम कर दे, ताकि फिर जनम न होवे 
और परलय और महा परलय की चोट से बच जावे, 
क्योकि ईश्वर और ब्रह्मा के लोक का परलय और महा- 
परलय में अभाव हो जाता है।। 

१७ - संतों ने जो प्रेमाभाक्ति की शुरू से आखिर 
तक मुख्यता करी उसका सबब यह है कि उनका 
भगवल सत्त पुरुष राधास्वामी दयाल हमेशा कायम है 
और किसी किस्म की परलय का असर दयाल देश 
यानी पहिले दरजे में नहीं पहुँचता है ।। 

१८ - सत भी आपने प्रीतम कुल्ल-मालिक से जब 
चाहे तब मिल कर एक हो सकते हैं और फिर जब चाहें 
तब जुदा होकर दर्शनों का आनंद लेते हैं। इसको भेद 
भक्ति और अभेद भक्ति कहते हैं लेकिन जोगी और 
जोगीश्वर जिस पद में समाये उससे फिर न्यारे नहीं हो 
सकते, जब तक कि वक्त उत्थान यानी फिर जनमने 
का न आवे।। 

१९ - उत्तम जीव यानी प्रेमी सुरतो से सत सतगुरु 
फरमाते हैं कि कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल के 
-चरनो मे गहरी प्रीत और प्रतीत करनी चाहिये यानी 
जिस कदर कि उनकी प्रीत ससार और कुटुम्ब परिवार 
और धन माल वगैरे मे है, उससे कुछ ज़्यादा मालिक 
| के चरनों मे होना चाहिये, तब रास्ता सुखाला और तेज़ ॥ 


| ३५] पाँच्वौँभाग [ ?९९ | भाग 


चलेगा यानी जो मालिक की प्रीत का पल्ला ब-निस्बत 
दुनिया की प्रीत के पल्ले के कुछ भारी होगा, तब कोई 
विघ्न मन और माया और काल वगैरे का उनके 
अभ्यास मे खलल नहीं डालेगा और अभ्यास भी सहज 
बनेगा । इसी को गुरूमुखता कहते हैं और गुरूमुख को 
कोई रोक और अटका नहीं सकता ।। 

२० - जो उत्तम जीवों की विशेष प्रीत चरनों मे 
होगी, तब यह बात जाहिर होगी कि उन्होने सच्चे 
मालिक की कुछ पहिचान करी, और उसके चरनों का 
निश्चय धारा और फिर कुल्ल-मालिक उन पर दया भी 
सब से ज्यादा और उनकी सम्हाल और रक्षा भी ज्यादा 
करेंगे और उनकी सफाई भी जल्द होगी और रास्ता भी 
जल्द तै होगा।। 


२१ - मध्यम जीवो की तीन किसमें हैं। एक तो वे 
जो भोग बिलास और सामान दुनिया का ज़्यादा या बढ़ 
के दरजे का और अर्स तक कायम रहने वाला चाहते हैं 
और इस वास्ते स्वर्ग या बेकुठ या ओतारो और देवताओं 
के लोक का बासा चाहते हैं और जो कार्रवाई कि इस 
मतलब के हासिल होने के वास्ते मुकर्रर है, उसको 
शौक के साथ करते हैं। दूसरे वे जीव जो ईश्वर या 
ब्रह्म के लोक मे पहुँचने और अपने भगवत के सन्मुख 
रहने की आभिलाषा करके भक्ति या इधर से बैराग अग 
लेकर अभ्यास करते हैं, पर ऐसे जीव बहुत कम हैं और 
इस किस्म का अभ्यास भी नायाब और बहुत कठिन है 
और उसका साधन इस जुग में बनना मुशकिल बल्कि 
ना-मुमकिन है, सिर्फ सतो का तरीका अभ्यास का 
जीवो से बन सकता है। तीसरे वे जीव जो कि ईश्वर 

और ब्रह्मा के स्वरूप और लोक का परलय महापरलय 


| ३००] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 

मे अभाव देख कर उसके अरूप मे समाने का जलन 
करते हैं लेकिन वह जतन भी जैसा कि ऊपर कहा 
गया, निहायत कठिन है और इस ज़माने में दुरुस्ती से 
बन नहीं सकला । यह लोग पहिले ईश्वर या ब्रह्मा की 
उपाशना या भक्ति करके स्वरूप के मुकाम तक पहुँचते 
है और फिर उसके लक्ष चैतन्य यानी अरूप में समाते 
हैं और इसी का नाम ज्ञान है।। 


२२ - इन तीनों किस्म के जीवों का पूरा और सच्चा 
उद्धार नहीं होता यानी माया के घेर के पार नहीं जाते, 
क्योकि इनको सच्चे मालिक और उसके धाम का भेद 
नहीं मिला और न इनके मन मे उसकी प्रीत और प्रतीत 
आई । यह जीव पिछली टेक और पुराने वक्‍त की 
जुक्तियों में बधे रहते हैं और संत सतगुरु और उनके 


उपदेश में इन को भाव बिलकुल नही आता। इनमें से 
दूसरी और तीसरी किस्म के जीवों से, पुरानी करनी 
इस वक्त में पूरे तौर पर नही बन पड़ेगी और इस 
वास्ते ईश्वर या ब्रह्म पद भी उनको हासिल नहीं होगा, 
जब तक कि संतो की सरन लेकर उनकी जुगल की 
कमाई नहीं करेंगे । । 

२३ - तीसरे दरजे के यानी निकृष्ट जीवों से कोई 
परमार्थी कार्रवाई या जतन और जुगल वास्ते प्राप्ति 
सुख और ऊंचे मुकाम के, नहीं बन पड़ेगी। क्योंकि 
उनके मन मे कुल्ल-मालिक या ईश्वर और ब्रह्म वगेरे 
की प्रतीत साधारन होगी और ससार की तरफ से चित्त 
हटाने की ताकत उनको नहीं है क्योकि उसके भोग 
बिलास में वे गहरा सुख मानते हैं और उन्हीं की चाह 
उठा कर दुनिया मे मेहनत और मशक्कत करते हैं, 
| आइन्दा का फिक्र करना जरूर नही समझते । यह जीव | 


| ३५] पाँच्वौँभाग [३०१ | भाग 


निपट ससारी हैं और संतों के सतसंग के लायक 
मुतलक नहीं हैं और वे बारम्बार दुनिया में अपनी करनी 
के मुवाफिक जनम धरते रहेंगे।। 


२४ - जो जीव कि कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल 
की भक्ति और सरन मे आये, वे मालिक के अपनाये हुए 
और महा प्यारे हैं और दूसरे दरजे के जीवों पर भी ब्रह्मा 
का खास प्यार है और बाकी जीवों पर आम तौर की 
दया है। इसी के मुवाफिक रामायन में भी बचन है।। 
भक्ति बिहीन बिरच किन होई। सब जीवन सम प्रिय मम सोई।। 
भक्तिवत जो नीचहु प्रानी। प्राण से अधिक सो प्रिय मम बानी।। 

२५ - खुलासा इस बचन का यह है कि मालिक को 
भक्ति और दीनता प्यारी है। जो कोई उसके चरनो में 
सच्ची प्रीत और दीनता लावेगा, वही सत सतगुरु से 
मिल कर निज धाम में बासा पावेगा और संत सतगुरु 
उसको मौज से आप ही मिल जावेंगे और सबब ऐसी 
मौज का यह है कि कुल्ल-मालिक आप प्रेम का अथाह 
भडार है और जीव जो उसकी अस है, वह भी प्रेम 
स्वरूप है और जिस धार के वसीले से कि उनका सूत 
मालिक के चरनों में लगा हुआ है, वह भी चैतन्य और 
प्रेम की धार है। फिर जो कोई प्रेम अग लेकर चलेगा, 
वही मालिक के सन्मुख पहुँचेगा। बिना प्रेम के उस 
रास्ते में गुज़र नहीं हो सकता है। 


२६ - देखो कुल्ल रचना प्रेम से प्रकट हुई और प्रेम 
ही के आसरे ठहरी हुई है ओर इसी तरह दुनिया मे भी 
कुल्ल जीवों को, बल्कि जानवरों को भी प्रीत और 
दीनता और सेवा प्यारी हे । जो कोई जिसके साथ इस 
तौर से बर्तावा करता है, वह उसका प्यारा हो जाता है 


| ३०२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


और उस की हर तरह से सहायता और मदद करता 
है। फिर जो कोई जिस पद की सच्चे मन से भक्ति और 
सेवा करेगा, वह एक दिन उस पद में पहुँचेगा, जो 
भेदी से उस पद का पता और निशान और रास्ते का 
भेद और जुगल चलने की दरियाफ्त करके, अपने घट 
में चलना शुरू करेगा। लेकिन सच्चे और कुल-मालिक 
का धाम उसी को मिलेगा, जो सत सतगुरु का सलसग 
करके और उपदेश लेकर, सुरत शाब्द मार्ग का अभ्यास 
करेगा यानी शाब्द के आसरे सुरत को अपने घट में 
निज धाम की तरफ चढ़ावेगा और मालूम होवे कि घट 
में रास्ता चाहे किसी स्थान तक का होवे, सिर्फ संतों 
की जुगल की कमाई से तै होवेगा। और कोई तरकीब 
से जो कोई इस समय मे चलना चाहे तो रास्ता नहीं 
खुलेगा और चाल नहीं चलेगी । | 


२७ - जो कि भक्ति के कायदे हर जगह इकसा हैं, 
चाहे जिसकी जो कोई करे, इस वास्ते हर एक को 
मुनासिब और लाजिम है कि पहले तहकीक करे कि 
कौन सच्चा और कुल्ल-मालिक है, तब उसकी भक्ति में 
कदम रवरवे, फिर उसको जितने पद रास्ते के है, सब 
मिल जावेगे और अखौीर में धुर धाम में बासा पावेगा। 
लेकिन कुल्ल-मालिक का भेद सिफ सत सतगुरु या 
उनके प्रेमी और अभ्यासी भक्त से मालूम हो सकता है, 
सो जिसके हृदय में सच्चा शौक कुल्ल-मालिक के 
दर्शन का है, उसको सत सतगुरु अपनी मेहर से आप 
मिल जावेंगे यानी उसका सजोग अपने चरनो मे 
लगावेगे और उसको उपदेश देकर अपनी दया से एक 
दिन कुल्ल-मालिक के देश में पहुँचावेगे।। 


ग न न न न सेंड 


| ३ ] पाँच्वौँभ [३०३ | भाग 
बचन छत्तीसर्वो 
सुरत का आँखों के मुकाम से अतर मे 
ऊपर की तरफ सुरत शाब्द मार्ग के अभ्यास 
से चलाना और चढ़ाना वास्ते सच्चे और पूरे 
उद्धार के निहायत जरूर है 


१ - मालूम होवे कि जीव की बैठक जाग्रत के 
समय यानी दुनिया और देह का कारोबार करने के 
वक्त मुख्य करके आँखों में है और इसी काले डड्ये 
और तिल को काजल की कोठरी कहा है, कि इस में 
बैठ कर कोई जीव साफ और पाक नहीं रह सकता, 
क्योंकि इस मुकाम पर मन और माया और इन्द्रियाँ 
और पाँच दूल (काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहकार) 
का भारी जोर और शोर है। चाहे कोई कैसा ही जतन 
करे, पर जब तक कि सुरत इस मुकाम से ऊपर की 
तरफ नही सरकेगी, तब तक बचाव और सफाई मुमकिन 
नही है। बल्कि पूरी सफाई और पूरा बचाव, काल और 
कर्म और मन और माया के हाथ से उस वक्त होवेगा, 
जब कि सुरत सरक कर माया के घेर के पार पहुँच 
जावेगी और वह मुकाम सुत्न यानी सतों का दसवोँ द्वार 
है।। 

२ - इस वास्ते संत फरमाते हैं कि जो कोई इस 
काजल की कोठरी से निकलना चाहे और काल के 
कष्ट और क्लेश से निवृत्ति चाहे, उसको चाहिये कि 
संतों की जुगती यानी सुरत शब्द मार्ग का अभ्यास 
करके अपनी सुरत को आँख के मुकाम से आहिस्ते 

आहिस्ते चलाना और चढ़ाना निज घर की तरफ शुरू 


| ३०४]. प्रेमपत्रराधास्वामी [ बचन | पत्र राधास्वामी 


करे और कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल और सत 
सतगुरु की सरन का बल लेकर मन और माया को 
हटाता हुआ चले, तो उनकी मेहर और दया से एक 
दिन माया की हद के पार और वहाँ से सत्तपुरुष 
राधास्वामी देश में पहुँच कर अमर और परम आनद को 
प्राप्त होगा | । 


३ - सुरत का आखो के मुकाम से यकायक न्यारे 
होना आसान नहीं है, क्योंकि जब से जीव इस लोक में 
पैदा हुआ है, तब से अनेक बधन जेसे मा, बाप, स्त्री, 
पुत्र, कुटुम्ब, परिवार और बिरादरी और दोस्त और 
आशना और धन और माल वगेरे वगेरे के इसको बाहर 
लग गये हैं और अतर मे देह के अंग आग में बॅँध गया 
है, सो जब तक यह सब बधन सत सतगुरु का सतस 


और अंतर में शाब्द का अभ्यास करके ढीले न होवेगे, 
तब तक सुरत का ऊपर की तरफ को खिचना आसानी 
के साथ मुमकिन नही है। जेसे गुब्बारे को जब आसमान 
में उड़ाना चाहते हैं, पहिले हवा से भरते हैं और जिस 
कदर हवा भरती जाती है, वह ऊपर चढ़ने के वास्ते 
जोर करता है, लेकिन जब तक कि उसकी डोरियाँ 
बँधी हुई हैं या उसको लोग पकड़े हुए हैं, तब तक 
जमीन को छोड़ करके चढ़ नहीं सकता । लेकिन जब 
वह डोरियाँ ढीली की जाती हैं और फिर छोड़ दी जाती 
है, तब वह बे-तकल्लुफ आसमान में अपनी ताकत के 
मुवाफिक चढ़ता है, इसी तरह जब तक सुरत के बधन 
जो देह और दुनिया के साथ बॅँधे हुए हैं, ढीले न होवेंगे, 
सुरत ऊँचे देश की तरफ बे-तकल्लुफ चढ़ नही सकती । 
अलबत्ता जो कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल के चरनों 


| ३ ] पाँच्वौँभ [३०५ | भाग 


की प्रीत, और सब प्रीतों से जबर हो जावे तो आसानी 
से चढ़ाई मुमकिन है।। 


४ - मोटे बंधन जगत के संत सतगुरु के सतसंग 
ओर भक्ति से कट जावेंगे ओर झीने यानी बारीक बंधन 
चित्त के, शब्द के अभ्यास से काटे जावेगे, तब सुरत 
और मन निर्मल और निरबंध होकर अपने घर की तरफ 
चलेंगे। यह काम जल्दी का नहीं है। जैसे बंधन आहिस्ते 
आहिस्ते ढीले होते और कट ते जावेंगे, ऐसे ही आहिस्ते 
आहिस्ते सुरत और मन ऊँचे देश की तरफ चलते और 
चढ़ते जावेगे ओर एक दिन राधास्वामी दयाल की दया 
और सत सतगुरु की मेहर से काम पूरा बन जावेगा।। 

५ - जिस कदर बंधन जीव के दुनिया में हैं और 
जिस कदर चाहें भोग बिलास की जिसके मन में धरी 
है, उसी कदर उसके सुरत और मन इस तरफ को 
झोका खाते हैं और तपन सहते हैं। क्योंकि दुनिया के 
कुल्ल कामो मे थोड़ी बहुत तपन पैदा होती है, पर 
दुनियादारो को वह तपन सुखदाई मालूम होती है, 
लेकिन अभ्यासियो की अलरमुख कार्रवाई में विघ्न 
डालती है। इस वास्ते परमार्थी जीव को होशियार रहना 
चाहिये कि नये बधन न बढ़ावे और ससार में फैलाने 
और भरमाने वाली तरंगे न उठावे ।। 


६ - कुल्ल काम देह और ससार के बगेर तपन 
यानी रगड़े और गरमी के जारी नहीं हो सकते और 
असली सीललता रूहानी देश में हे या रूह और शब्द 
की धार में। सो जो कोई अपने अंतर में उस धार से 
मिलने का थोड़ा बहुत जतन करेगा, वही थोड़ा बहुत 

सीतल होवेगा और तपन की भी खबर उसी को पड़ेगी । 


| ३०६] प्रेमपत्रराधास्वामी [ बचन | पत्र राधास्वामी 


७ - जैसे बिजली सब जगह और खास करके 
बादल में मौजूद है लेकिन जब तक प्रकट न होवे, तब 
तक रोशनी या कोई और कार्रवाई उसकी धार की 
प्रकट और जारी नही हो सकती, इसी तरह निर्मल 
चैतन्य, शब्द स्वरूप से घट घट में मौजूद है, लेकिन 
जब तक अभ्यास करके प्रकट न होवे, तब तक उसके 
नूर और प्रकाश और आनन्द और सीतला का असर, 
अपने अतर में मालूम नहीं हो सकता और न उसकी 
कदर और महिमा समझ में आ सकती है। इस वास्ते 
शब्द के प्रकट करने में जिस कदर मेहनत और 
कोशिश की जावे, वह मुनासिब और जरूरी है।। 


८ - जो कि यह कार्रवाई बगैर सतसंग और दया 
संत सतगुरु के जारी नहीं हो सकती, इस वास्ते 


मुनासिब है कि सब में पहिले खोज संत सतगुरु और 
उनकी सगल का किया जावे।। 


९ - जब जब सच्चे परमाथी यानी प्रेमी जीव ज्यादा 
इस लोक में जमा हो जाते हैं, तब सत सतगुरु भी 
वास्ते उनकी सम्हाल और बढ़ाने प्रेमाभक्ति और अंतर 
अभ्यास के, जरूर इस लोक मे आते हैं और आम तौर 
पर सलसग जारी फरमाते है और प्रेमियों का सयोग 
अपने साथ आप अपनी मोज से लगाते हैं यानी उनको 
कुछ दिक्कत दूँढ़ने और तलाश करने की नहीं पड़ती 
हे। | 

१० - जब प्रेमी जीव सत सतगुरु के सन्मुख या 
उनकी संगत में जाता है, तब बचन सुनते ही फौरन 
उसके हृदय मे, प्रीत उनके चरनो की, और भी 
कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल और सुरत शब्द मार्ग 


| १६ ] पाँच्वौँभा [ ३०७ | भाग 


की, पैदा होती है और उपदेश लेकर वह अभ्यास में 
लग जाता है और थोड़ा बहुत रस अतर में पाता है 
यानी जिस कदर कमाई अगले जनम मे कर आया है, 
उसी कदर मन और सुरत उसके सिमट कर अतर में 
चलते और चढ़ते है और आइदा को तरक्की का रास्ता 
जारी हो जाता है और प्रीत और प्रतीत और उमंग और 
सेवा दिन दिन बढ़ती जाती है।। 

११ - जो सतोगुनी जीव हैं और वे ससार और 
उसके हाल को देख कर और उससे किसी कदर 
उदास होकर, कुल्ल-मालिक और उसके निज धाम 
का, वास्ते प्राप्ति अमर और पूरन आनद के खोज 
करना चाहते हैं, उनका भी सत सतगुरु के सतसग में 
मौज से सयोग लग जावेगा और बचन, महिमा और 
भेद के, सुन कर मगन हो जावेंगे और शौक के साथ 
उपदेश लेकर सुरत शाब्द मार्ग के अभ्यास में लग 
जावेंगे और प्रेमी जन के सग सहज मे भक्ति के अगो 
में बर्ताव करेंगे और जगत के जीवो का, और अपनी 
कुल मरजाद के तोड़ने का, खौफ मन में न लाकर, 
सत सतगुरु और कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल की 
भक्ति मे मरदाना कदम रक्खेंगे और बाहर और अन्तर 
के सलसग का थोड़ा बहुत रस पाकर उसको दया और 
मेहर के बल से बढ़ाते जावेगे।। 


१२ - लेकिन विषई और निपट ससारी जीव सतो 
के सलसग में नहीं आवेंगे और जो किसी सबब से एक 
दो दिन के वास्ते आ भी गये तो ठहरेंगे नही, बल्कि 
बाहर निकल कर अपनी नादानी और कम - फहमी से 

निंदा करेंगे। ऐसे जीवो के सग से प्रेमी परमार्थियो को 


| ३०८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


हमेशा बचते रहना चाहिये और उनको अपने परमार्थ 
और भक्ति की कार्रवाई में विघ्न कारक समझ कर, 
उनसे नाता मुहब्बत का ढीला कर देना चाहिये।। 


१३ - खुलासा यह है कि जो अमर देश और परम 
आनद की प्राप्ति चाहता है और दुख सुख और जन्म 
मरन और कष्ट और क्लेश के चक्कर से कतई बचना 
चाहता हे, उसको लाजिम और जरूर है कि अपने 
सुरत और मन को निज घर की तरफ आहिस्ते आहिस्ते 
चढ़ाना शुरू करे और यह चढ़ाई सिर्फ सतों की जुगल 
की कमाई से मुमकिन है। और कोई जलन घुर धाम में 
पहुँचने का सिवाय सुरत शाब्द मार्ग के रचा नही गया 
और संतों की मेहर और दया सग लेनी चाहिये क्योंकि 
बगेर इस के अभ्यास दुरुस्ती से नहीं बन पड़ेगा ।। 


बचन सेतीसवों 


दाता से दाता ही को मागे और दात का 
आशिक न हो जावे, सिफ जरूरत के 
मुवाफिक दात माँगे 


१ - कुल्ल जीव दुनिया मे दुनिया के सामान के 
प्राप्ति के लिये मेहनत और मशक्कत कर रहे हैं और 
उसके मिलने पर मगन हो जाते हैं यानी जिस किसी 
के पास दुनिया के भोग बिलास और कुटुम्ब परिवार 
मौजूद है, वह अपने तई बड़ भागी और सुखी समझता 
है। । 


| ३७ ] पाँच्वौँभाग [ ३०९ | भाग 


२ - कोई कोई जीव जो आइंदा की हालत का बाद 
मरने के थोड़ा बहुत यकीन करते हैं, वे स्वर्ग और 
बैकुण्ठ या बहिश्त के सुखो की चाह उठा कर वहाँ 
बासा पाने के वास्ते जतन करते हैं। लेकिन वहाँ हमेशा 
रहना नहीं हो सकता है, क्योकि वहाँ के वासियों की भी 
उमर की तादाद मुकर्रर है, बाद उसके गुजरने के फिर 
जन्मेगे और नई देह नीचे ऊँचे देश मे अपनी करनी के 
मुवाफिक धारन करेंगे। | 

३ - कोई जीव बाद मरने के इसी लोक मे वापस 
आकर सुख भोगने के इरादे से जतन करते हैं और 
जाहिर है कि इस लोक मे भी हमेशा कोई नहीं रह 
सकता | जिस कदर यहाँ की उमर हे, उसी अर्स लक 
सुख दुख का भोगा कर सकता है। लेकिन उन लोगों 


को यह देह और देश ऐसा प्यारा लगता है कि वह 
बारम्बार इसी लोक मे जनम लेना चाहते हैं। 


४ - बाजे जीव अवतारो या देवताओं की भक्ति इस 
नजर से करते हैं कि उनके लोक में बासा पावे, लेकिन 
वह लोक भी हमेशा कायम नही रहते और न वहाँ के 
बासी हमेशा ठहर सकते हैं, अलबत्ता उमर बहुत बड़ी 
पा सकते हैं । । 


५ - थोड़े जीव मुक्ति की प्राप्ति के वास्ते ईश्वर की 
भक्ति करते हैं और मुक्ति से मतलब यह है कि या तो 
ईश्वर के लोक मे बासा पावे या उसके नजदीक रहें या 
उसका सा रूप उनका भी हो जावे या उसकी जात 
यानी लक्ष स्वरूप में जो अरूप और निराकार है, मिल 
जावे। इन जीवो का दरजा, और सभो से, जिनका 

जिक्र ऊपर किया गया, बड़ा है लेकिन ईश्वर के लोक 


| ३१० ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


का भी परलय या महा - परलय में अभाव हो जाता है 
और उस वक्त उन जीवों का भी सिमटाव हो जावेगा 
और फिर रचना मे आवेगे । | 

६ - मालूम होवे कि यह सब लोक, और भी अलोक 
पद, माया की हदु में हैं। हरचद ब्रह्माण्डी यानी ईश्वरी 
माया निहायत सूक्ष्म और शुद्ध है, लेकिन जो रचना 
उसके घेर में है, वह हमेशा एक रस कायम नहीं रहती । 
इस सबब से सतो ने फरमाया है कि जब तक जीव, 
दयाल देश में (जहाँ माया का नाम और निशान भी 
नहीं है) न पहुँचेगा तब तक उसका सच्चा और पूरा 
उद्धार नही होगा और न वह अमर आनन्द को प्राप्त हो 
सकता है। । 


७ - सतो के भगवत कुल्ल-मालिक राधास्वामी 


दयाल हैं। जो कोई उनकी भक्ति करेगा, वह संत 
सतगुरु के सतसग मे शामिल होकर और उपदेश सुरत 
शाब्द मार्ग का लेकर आहिस्ते आहिस्ते रास्ता तै करके, 
एक दिन सत्तपुरुष राधास्वामी दयाल के चरनों में 
(जहाँ माया मुतलक नहीं है) पहुँचेगा और तब सच्चा 
निःचिन्त होकर परम धाम में विश्राम पावेगा और अमर 
आनन्द को प्राप्त होगा ।। 


८ - इस पद का भेद और उसके रास्ते और 
मजिलो का हाल तफसील के साथ, सिर्फ सत अथवा 
राधास्वामी मत में वर्णन किया है। और किसी मत में 
जो दुनिया में जारी हैं, इस पद का जिक्र भी नहीं है। 
इस सबब से जो जीव संत सरन में आवेगे, वे ही अपने 
निज घर और कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल का भेद 
पावेगे और जुगल चलने की दरियाफ्त करके और एक 


| ३७ ] पाँच्वौँभाग [२११ | भाग 


दिन रास्ता तै करके वहाँ पहुँचेगे। बगैर सत सतगुरु 
की दया और मदद के, उस धाम में कोई नही जा 
सकता है और न कुल्ल-मालिक का भेद पा सकता है।। 


९ - अब संत दया करके जीवौ को समझाते हैं कि 
जिस कदर रचना दयाल देशा के नीचे और माया के 
घेर में है, वह सब दात मे दाखिल हे। जो कोई वहाँ का 
सामान और बासा चाहेगा, वह दात में अटका रहेगा 
और सच्चे दाता से उसका मेल नहीं होगा। इस वास्ते 
जो जीव कि अपना सच्चा उद्धार चाहते हैं, उनको 
मुनासिब है कि सत्तपुरुष राधास्वामी दयाल के चरनों में 
पहुँचने का इरादा दृढ़ करके, सुरत शाब्द मार्ग का 
अभ्यास शुरू करें, तब उनका कारज दुरुस्त बनेगा ।। 


१० - कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल से उन्ही को 
मॉगना चाहिये या यह कि उनके चरनो का गहरा प्रेम 
मॉगो। तब वह संतों की जुगल के मुवाफिक सहज में 
रास्ता तै करके, एक दिन सत सतगुरु की दया से 
राधास्वामी धाम में पहुँच जावेगा | | 


११ - मालूम होवे कि दात के चाहने वाले दात के 
आशिक हैं। दाता से प्रीत उनको, मतलब के वास्ते है। 
जब मललब पूरा हो गया यानी दात मिल गई, लब वह 
प्रीत हलकी और ढीली पड़ जाती हे यानी फिर दाता से 
इस कदर सरोकार नहीं रहता । लेकिन कभी कभी कोई 
दाल के चाहनेवालो मे से दया और बख्शिश पाकर और 
दाता के आशिको का सग करके आप भी उनमें मिल 
जाता है और रफ्ता रफ्ता इश्क पैदा करके सच्चा प्रेमी 
और आशिक बन जाता है। बिना संत सतगुरु या प्रेमी 
जन के संग के यह बात हासिल नहीं हो सकती । इस 


| ३१२] प्रेमपत्रराधास्वामी [ बचन | पत्र राधास्वामी 


वास्ते वही जीव बड़ भागी है, जो सत सलगुरु के 
वसीले से दात चाहे और इस मतलब से उन की सेवा 
और सतस करना शुरू करे तो शायद उनकी मेहर 
की नज़र से बचन सुन कर उसकी चाह बदल जावे 
और बजाय दात के उनसे दाता ही को माँगे। | 


बचन अआअडतीसवाँ 
वर्णन सबब डिगमिग हो जाने जीव का 
मालिक की भक्ति में 
और ढीले हो जाना सरन में 
और जलन वास्ते दूर करने उसके 


१ - सत फरमाते है कि परमार्थी जीवो को मुनासिब 
और लाजिम है कि अपनी प्रीत और प्रतीत चरनो मे 
कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु के 
बढ़ाते रहें और सरन को मजबूत करते रहें और अपना 
अभ्यास विरह या प्रेम अग लेकर नित्त करते रहें।। 


२ - इस कार्रवाई मे अक्सर विघ्न पड़ जाते हैं 
यानी कभी कभी प्रीत और प्रतीत रूखी फीकी और 
भक्ति डिगमिग हो जाती है और कभी सरन ढीली हो 
जाती है। । 


३ - सबब इन विघ्नो के यह हैं, (१) परमार्थी जीवों 
का मन कभी अपने हाल और चाल की तरफ नजर 
करके यानी अपने विकार और कसरो को देख कर 
सुस्त और ढीला और निरास हो जाता है, (२) कभी 

दुनिया की चिता और फिक्र या भोगो की तरगों में वक्‍त 


| ३४] पाँच्वौँभा [२१३ | भाग 


अभ्यास के बह जाता है, (३) कभी मालिक की कुदरत 
की अचरजी कार्रवाई यानी वारदाते देख कर या उनका 
ख्याल करके डर जाता है और उसका भेद और असली 
सबब न दरियाफ्त होने से तरह तरह के वहम और 
संदेह उठा कर, अपनी प्रीत और प्रतीत मे खलल 
डालता है, जैसे अकाल और मरी और वबा और तूफान 
पानी और हवा का और भूँचाल और लड़ाई और तरह 
तरह के नुकसान जान और माल वगैरे के।। 


४ - पहिले सबब की निसबत यह कहा जाता है कि 
परमार्थी जीवों को जरूर चाहिये कि अपने मन और 
डंद्रियों की चाल को निरखते रहें और जहाँ तक 
मुमकिन होवे, उनको फिज़ूल और ना-मुनासिब और 
ना-जायज ख्याल उठाने और उनके मुवाफिक कार्रवाई 
करने से रोकते रहें और जब कभी मन या इडंद्रिय 
उनकी कहन न माने और काबू में न आवे, तब चरनो 
में सत सतगुरु और कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल 
के फरियाद और प्रार्थना करें और उनकी दया का 
भरोसा रखकर ज्यादा न घबरावे। बल्कि सरन का 
आसरा लेकर ऐसा यकीन करें कि सत सलगुरु और 
राधास्वामी दयाल एक दिन जरूर अपनी दया का बल 
देकर मन और इन्द्रियों पर काबू दिलवारवेगे और अपनी 
हालत पर थोड़ा शरमा कर ज्यादा दीनता के साथ 
अभ्यास में मदद मागे और सरन को ज्यादा मजबूत 
करें और किसी तरह की निरासता चित्त में न लावें 
यानी ऐसी समझ न घारें कि जब तक मन और इन्द्रिय 
काबू में नहीं आवेगे, उद्धार नहीं होगा। क्योकि संत 
सतगुरु और कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल समर्थ हैं 
और वे अपनी मेहर से सुरत को सब विघ्नों से बचा 


| ३१४]. प्रेमपत्रराधास्वामी [ बचन | पत्र राधास्वामी 


कर, सुख स्थान में पहुँचा सकते हैं और मन और 
इन्द्रियो को भी एक छिन में मोड़ सकते हैं। इस वास्ते 
चाहिये कि अपनी कोशिश जिस कदर मुमकिन होवे, 
वास्ते सम्हाल मन और डद्रियो के, करते रहें, लेकिन 
भरोसा दया के बल का रखे | | 


५ - दूसरे सबब की निसबल यह बयान किया 
जाता है कि परमार्थी जीवों को मुनासिब है कि दुनिया 
और उसके भोगो की इच्छा जरूरत के मुवाफिक उठावे 
और फिजूल लरगें रोकते रहें यानी जिस कदर कि 
कार्रवाई निसबल अपने रोजगार या पेशे या घर बार के 
कारोबार और बिरादरी व्यवहार बगैरे के जरूरी है, 
उसकी बाबत ख्याल सोच विचार या जलन करने में 
जिस कदर जरूरी और मुनासिब मालूम होवे, कोई हर्ज 
नही है। लेकिन फिजूल ख्वाहिश दुनिया के मान बड़ाई 
और भोगो की उठाना या किसी से झगड़ा बखेड़ा 
करना या खफीफ कामो में बहुत तवज्जह और वक्त 
खर्च करना या दूसरों के झगड़ों और मुआमलो में 
दस्त-अदाजी करना, हमेशा बचाना चाहिये ताकि अपना 
मन वक्त कार्रवाई परमार्थ के बेहूदा और फिजूल तरगे 
न उठावे । | 


६ - जो कोई अपने अभ्यास की हालत को जाँचता 
रहता है, उसको मालूम पड़ेगा कि दुनिया के खयालात 
और तरगे किस कदर विघ्न डालती हैं और असली 
परमार्थ की कार्रवाई से रोकती हैं तब वह आप होशियारी 
के साथ कार्रवाई करेगा और जहाँ तक मुमकिन होगा 
दुनिया के फिजूल और बे-फायदे खयालों से बचता 
रहेगा। | 


र 


| ३] पाँच्वौँभा [२१५ | भाग 


७ - जिस कदर चित्त में सत सतगुरु और 
कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल के चरनो में प्रेम और 
अनुराग जागता जावेगा, उसी कदर संसार और उसके 
कारोबार से चित्त उदास होता जावेगा और अंतरी बैराग 
मन में पैदा होता जावेगा और तब ही अभ्यास थोड़ा 
बहुत दुरुस्ती से बनेगा। 


८ - तीसरे सबब की निसबत सिर्फ इस कदर 
बयान हो सकता है कि जीवों की समझ ओछी और 
महदूद है और इस सबब से क़ुदरत की कार्रवाई को 
जैसा चाहिये, नहीं समझ सकते । इसके वास्ते नजर 
गहरी और समझ पूरी दरकार है और वह बगैर मन 
और सुरत की चढ़ाई के, ऊँचे देश मे, हासिल नही हो 
सकती | इस वास्ते परमार्थी जीवो को अपने मालिक 
की कुदरत मे दखल देना कि फलाना काम या मुसीबत 
आसमानी या जमीनी क्यो और किस वास्ते और किस 
सबब से वाकै हुई, नही चाहिये। अलबत्ते सख्ती और 
तकलीफ और नुकसान जीवों का देख कर मन डरता 
है और घबराता है और दुखी भी होता है, पर हुकुम 
और मौज मालिक की समझ कर, ऐसे वाकआत पर 
अपने चित्त को चरनों की तरफ से हटाना या किसी 
तरह का अभाव लाना या मन मे शक पैदा करना नही 
चाहिये बल्कि खौफ खाकर अपने अभ्यास मे, ज्यादा 
होशियारी और सरन को ज्यादा मज़बूत और दया का 
भरोसा पक्का करना चाहिये । क्योंकि जो कुछ हालत 
सख्ती या नरमी की जीवों पर दुनिया में गुजर रही है, 
वह उनके पिछले अगले और हाल के कर्मो का फल है 
जिसका भेद कोई नहीं जानता हे, सिर्फ उन कर्मो के 
फल को भोगते हुए जीवों को देखता है।। 


| ३१६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


९ - असल हाल यह है कि इस दुनिया में सच्चा 
आराम और चेन कही नही है ओर जो थोड़ा बहुत दिख 
लाई देता है, वह भी ठहराऊ नहीं है और जल्द दुख के 
साथ बदल जाता है। सच्चा सुख सत सतगुरु और 
राधास्वामी दयाल के चरनों में है। जिस किसी को भाग 
से सलसग और चरनो में थोड़ी बहुत लगन पेदा हो 
जावे, उसका अलबत्ते हर एक किस्म की चिन्ता और 
तकलीफ और दुख से किसी कदर बचाव हो सकता है 
और चरनों का रस और आनद लेकर सलसग के 
बचनो को विचार करके थोड़ा बहुत अचित ओर बे-फिक्र 
और अपने अंतर मे मगन रह सकता है और जो 
ससारियों और कर्मियों की हालत देख कर उसी के 
खयालों में अपने चित्त को फँसाता है, वह अक्सर दुखी 
सुखी रहेगा और कभी सत सतगुरु और राधास्वामी 
दयाल के चरनो मे भाव और कभी अभाव लाकर, 
अपनी भक्ति और सरन को डावाँडोल रक्खेगा और 
अपने जीव के कारज के बनाव में विघ्न डालता 
रहेगा। | 


१० - मुनासिब तो यह है कि हर हाल मे चरनों की 
तरफ ध्यान लगाता रहे और जब २ किसी किस्म की 
चिन्ता ओर फिक्र या तकलीफ अपनी या पराई सतावे, 
तब थोड़ा जोर देकर चित्त को चरनो मे लगावे, तो वह 
किसी कदर हलकी हो जावेगी और अतर मे थोड़ा बहुत 
आराम मिलेगा | | 

११ - सच्चे परमार्थी को जो कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु की सरन में आया 
है, लाजिम और मुनासिब है कि अपने मालिक यानी 
स्वामी और प्रीतम की मौज के साथ जहाँ तक मुमकिन. 


| ३८] पाँच्वौँभाग [२१७ | भाग 


होवे मुवाफकत करे। क्योकि जब मालिक सर्व समर्थ है 
और सब से बड़ा और सब के ऊपर है, तो फिर उसकी 
मौज में कौन दखल दे सकता है। जो मुवाफकत 
करेगा, तो भक्ति और सरन कायम रहेगी और जो 
ना-मुवाफकत करेगा, तो भक्ति और सरन डिगमिग हो 
जावेगी | | 


१२ - सच्चे परमार्थी को विचार करना चाहिये कि 
दुनिया में सख्ती और नरमी और मुसीबत और आराम 
की हालत सब जीवों पर गुज़र रही है। और सब, चाहे 
परमार्थी हैं या ससारी, उस हालत को जबरन या 
समझ बूझ के साथ बरदाश्त कर रहे हैं यानी दुनियादार 
रो पीट कर और समझवार तहम्मुल के साथ सबर और 
बरदाश्त करते हैं और भक्त जन अपने मालिक और 
प्यारे की मोज समझ कर, उसको भक्ति यानी प्रीत के 
साथ कबूल और मंजूर करते हैं। फिर जब कि मौज में 
किसी को दखल नहीं है और वह जेसे बने तैसे माननी 
पड़ेगी, तब अपनी भक्ति को कायम रखने के वास्ते 
जब २ जेसी मोज होवे, उसको साथ शुकर या तसलीम* 
या रजा के मजूर करना चाहिये।। 


१३ - सिवाय इसके भक्ति मार्ग मे हुकुम है कि प्रेमी 
अपने प्रीतम के चरनो मे तन मन धन अरपन करे और 
उसकी रज़ामदी और प्रसन्नता को हर काम में मुकद्दम 
रकखे। फिर जब यह कायदा भक्ति का मुकर्रर हुआ है, 
तब विचारो कि इसके मुवाफिक कार्रवाई करना मुनासिब 
है या उसके बर-खिलाफ, और अपनी भक्ति को कायम 
रखना और बढ़ाना मुनासिब है कि घटाना और उसमें 


| भकबूलकरना | कबूल करना 


| ३१८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


खलल डालना । खुलासा यह कि प्रेमी को हर हाल और 
हर सूरत मे आपने प्रीतम की मोज और हुकुम के साथ 
जैसे बने तैसे मुवाफकल करना चाहिये । | 

१४ - यह सही है कि जीव बहुत कमज़ोर और 
निबल हैं और ब-सबब अर्स से दुनिया में फॅसे रहने 
और बर्ताव करने से, उसकी मुहब्बत बहुत मजबूत हो 
ग्ड है और उसके सामान का छोड़ना या उससे दिल 
का हटाना या उसकी हानि लाभ में दुखी सुखी न 
होना, बहुत मुशकिल हो गया है। लेकिन सतगुरु और 
सतसंग की मदद और कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल 
की दया से भक्ति के कायदो के मुवाफिक बर्ताव करना 
आहिस्ते आहिस्ते आसान हो सकता है और उसमें 
किसी किस्म की दिक्कत या तकलीफ नही होगी यानी 
प्रेमी जन अतर में भक्ति अंग में बर्ताव करने से शान्ति 
और ताकत पारवेगे और बाहर से (जो वे गृहस्थ में रहते 
हैं) ग्रहस्थियों के साथ जैसा उनका व्यवहार है, बर्ताव 
करेंगे। यह ताकत उनको सत सतगुरु और कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल की दया से (जिनकी सरन में वे 
आये हैं) आहिस्ते आहिस्ले मिलेगी, क्योंकि यह काम 
जल्दी का नहीं है यानी जैसे जीव ससार में कितने ही 
अर्से में ससारियों का संग कर के फसा है, इसी तरह 
सत सतगुरु और प्रेमी जन का सग करके कुछ अर्स में 
छूटेगा। | 


१५ - हर एक परमार्थी को जो सत सतगुरु और 
राधास्वामी दयाल की सरन में आया है, लाजिम और 
मुनासिब है कि ऊपर की लिखी हुई हिदायत के 
मुवाफिक जहाँ तक बन सके, कार्रवाई शुरू करे और 


| ३९] पाँच्वौँभा [२१९ | भाग 


दया का आसरा लेकर बढ़ाता जावे, ताकि भक्ति की 
तरक्की होती जावे। अभ्यास के वक्‍त खास कर और 
दूसरे वक्तो में आम तौर पर, अपनी समझ बूझ और 
रब्यालो को और भी अपने मन और इन्द्रियो की चाल 
को, ऊपर की हिदायत के मुवाफिक सम्हालता रहे, तो 
कोई दिन मे उसका घाट बदल जावेगा यानी ससारी 
रील के मुवाफिक बर्तावा दूर होकर भक्ति की रीत और 
कायदे के साथ, उसकी चाल ढाल और समझ बूझ 
बदलती जावेगी और गुरुमुखता का दरजा हासिल 
होगा और इस तरह एक दिन अपने प्रीतम का प्यारा हो 
जावेगा | | 


बचन उन्तालीसरवो 


मालिक कहता है कि जो चीज़ मेरे धाम 
में नहीं आ सक्ती और नहीं ठहर सक्ती, 
उसको और उसके ख्याल और याद को 
छोड़ कर आओ, तब मेरे से मेला होगा और 
जो चीज़ कि मोरे यहाँ नहीं है, वह लेकर 
आओ और जो चीज़ कि मुझ को अधिक 
प्यारी है, उसके आसरे आओ 

१ - मालूम होवे कि जेसे सुरत का उतार नीचे के 
देश में होता आया, तैसे ही ब-सबब मिलोनी माया और 
पाँचो तत्त्व और तीनो गुन के अनेक धारें पैदा होती गई 


| ३२०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


और विचित्र रचना भी चैतन्य और जड़ पदार्थों की 
बढ़ती गई और सुरत, मन और इद्रियों के वसीले से 
उनके साथ लिपटती और बँधती और फिर उसी नीचे 
की रचना मे फेंसती गई ।। 


२ - अब इस कदर बधन और मजबूती के साथ 
फॅसाव, सुरत का देह और दुनिया यानी कुटुम्ब परिवार 
और भोगो और अनेक पदार्थो मे, हो गया है कि उनके 
छोड़ने का इरादा करने में जान सी निकलती है और 
चाहे जिस कदर उनके सबब से दुख और तकलीफ भी 
पावे, फिर भी उनका संग छोड़ना मज़ूर नहीं करला। 


३ - सिवाय जाहिरी सग के इस कदर प्रीत और 
बधन साथ दुनिया और उसके पदार्थो के हो गया है कि 
अतर में हर वक्‍त ख्याल और फिक्र उनका थोड़ा बहुत 


मुवाफिक हर एक की प्रीत के बना रहता है और उन्हीं 
की गुनावान और याद उठा करती है। यहाँ तक कि 
जाग्रत अवस्था में अलर और बाहर वही करतूल मन 
किया करता है, बल्कि स्वप्न अवस्था में भी इसी किस्म 
के ख्याल पैदा होते हैं और वैसी ही करतूत थोड़ी या 
बहुत जारी रहती है।। 


४ - जाहिर है कि जो रचना स्थूल या निहायत 
रथूल है, वह उलट कर सूक्षम रचना के मुकाम तक 
नहीं पहुँच सकती यानी अपनी ही हद्द में रहेगी। इसी 
तरह जो धारें और क्ुव्वते कि नीचे के देश मे, मन और 
अलःकरन और इन्द्रियों से पैदा हुईं, वह भी अपने हद्द 
और देश मे कार्रवाई करती हैं और उलट कर ऊँचे देश 
में नहीं पहुँच सकती । । 


र 


| ३९] पाँच्वौँभाग [२२ | भाग 


५ - संत फरमाते हैं कि पिंड देश के स्वभाव और 
ख्वाहिशे और कृव्वते इसी देश में छोड़ना चाहिये, यह 
ऊँचे देश में नहीं जा सकती हैं और न वहाँ इनके 
ठहरने की गुजायश है। इस वास्ते सच्चे परमार्थी को 
जो ऊँचे देश में चढ़ कर अपने सच्चे मालिक से मिलना 
चाहता है, मुनासिब और लाज़िम है कि इधर की रचना 
की मुहब्बत और चाह मन से जिस कदर मुमकिन होवे, 
ढीली और दूर करे और उसके ख्याल और याद को 
बिसरावे, तब मन और सुरत की चढ़ाई ऊँचे देश में 
मुमकिन होगी ।। 

६ - इसमें कुछ शक नहीं कि किसी को किसी 
चीज़ में जाहिर में बाँधा नहीं है और जब वह चाहे 
उससे अलेहदा हो सकता है यानी उसके संग को थोड़े 


बहुत अर्स के वास्ते छोड़ सकता है, पर उसका ख्याल 
और याद मन में बसी रहती है और जब तब फुरना 
यानी गुनावन पैदा करती है कि जिससे मन अतर में 
चाहे जहाँ होवे, उसी का संग करता है और उसी 
ख्याल के सबब से दुख सुख का भी थोड़ा बहुत भोग 
करना पड़ता है।। 


७ - सत फरमाते है कि ऐसे दुनिया के ख्यालो को 
मन से हटाना और दूर करना चाहिये और बजाय 
उसके मालिक के चरनो का ख्याल या उसका महा 
पवित्र नाम या सुन्दर स्वरूप हृदय मे बसाना चाहिये, 
तब इस नीचे दरजे की रचना से छुटकारा होवेगा।। 

८ - बाहर से कुटुम्ब परिवार और भोगों और 
पदार्थो में मुवाफिक जरूरत के बर्ताव करने से इस 

कदर हर्ज नहीं होवेगा जो उनमें गहरी प्रीत और बधन 


| ३२२] प्रेमपत्रराधास्वामी [ बचन | पत्र राधास्वामी 


नहीं है। यह प्रीत और बधन संग करके सब के मन में 
पैदा होता है, लेकिन सच्चे परमार्थी को सलसग की 
समझ बूझ और सन्त सतगुरु और कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल की दया का बल लेकर, उस प्रीत 
और बधन को हल्का और ढीला करना चाहिये ।। 


९ - जो कोई चित्त से सलसग करेगा और बचन 
और बानी सुन कर विचारेगा, उसको दुनिया और 
उसके सामान की हकीकत और कैफियत आप ही 
प्रकट मालूम होती जावेगी यानी यह सब कारखाना एक 
धोखे की जगह नज़र आवेगा और अखीर में दुखदाई 
मालूम पड़ेगा । फिर उसका मन आप उनकी तरफ से 
हटता और सरकला जावेगा और सच्चे मालिक के 
चरनों मे जुड़ता जावेगा ।। 


१० - इस कार्रवाई के वास्ते सन्त सतगुरु या 
उनके प्रेमी जन का सग जरूर दरकार है और जिसको 
भाग से ऐसा सलसग मिल गया, उसको सच्चे का भेद 
और महिमा मालूम होवेगी और जिस तरकीब से कि 
सच्चे के चरनों में मेल पैदा होवे और थोड़ा बहुत 
उसका रस और आनन्द मिले, वह भी वक्त लेने 
उपदेश के समझ मे आवेगी और फिर उसी के अभ्यास 
से दिन दिन हालत भी थोड़ी बहुत बदलती जावेगी । । 


११ - सच्चे सलसग और सच्चे मालिक के दरबार 
मे, दुनिया और उसके सामान या उसके ख्याल और 
याद की गुजायश नही है। इस वास्ते जो कोई वहाँ 
दखल चाहता है, उसको इन चीजों और उनके ख्याल 
को छोड़ कर चलना चाहिये, नही तो उसी देश में जहाँ 
की रचना मे वह चीजे दाखिल हैं, अटका रहेगा और 


र 


| ३१] पाँच्वौँभ [३२३ | भाग 


फिर फिर उलट कर उसी लरफ को झोका खावेगा 
और ऊँचे देश की तरफ इस ना-मुनासिब भार और 
बोझे के सबब से न तो चल सकेगा और न वहाँ उसको 
ठहरना मिलेगा और जिस कदर कार्रवाई परमार्थ की 
इन ख्यालों को संग लेकर की जावेगी, वह मुफ्त 
बरबाद जावेगी।। 

१२ - मालूम होवे कि जगत और उसके बंधनों और 
सामान से न्यारे होना आसान और जल्दी का काम नही 
है, क्योकि दुनिया की प्रीत और बधन भी एक अर्स में 
दुनियादारों का संग करके मजबूत हुए है ओर पके है। 
इसी तरह कुछ अर्से तक अंतर और बाहर सतसंग 
करके, यह बधन आहिस्ते आहिस्ते ढीले होवेंगे और 
सत सतगुरु और राधास्वामी दयाल के चरनो का प्रेम 


दिन दिन बढ़ता जावेगा ।। 


१३ - जो लोग कि बगेर लगाने खोज सच्चे मालिक 
के और जोड़ने प्रीत के उसके चरन केवल मे, घरबार 
और रोजगार छोड़ कर भेषधारी बन गये, उनकी 
अकल और नजर दोनों मारी गई यानी भेषधारी होने 
का इस कदर अहकार चित्त में समाया कि अपने लई 
जगल का बड़ा और पूज्य जानने लगे और अपनी 
निहायत ओछी और मलीन हालत की खबर नही रही, 
फिर उसके सफाई और दुरुस्ती का जलन कौन करे 
और किससे पूछे और बा - वजूदे कि जीवों को मरते 
हुए और दुख भोगते हुए हर रोज़ देखते हैं, पर अपनी 
मौल और दुख सुख के बचाव का फिक्र और सोच जरा 
भी मन में नहीं लाते। बल्कि जो कोई उनके चितावने 
का बचन कहे या उनको शब्द के अतरमुख अभ्यास की 


| ३२४]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


तरफ तवज्जह दिलावे, तो उसको मुतलक नहीं सुनते 
और न किसी किस्म का अभ्यास करना मजूर करते हैं 
कि जिसका नतीजा यह होता है कि बारम्बार चौरासी 
में भरमते हैं। । 


१४ - इस वास्ते सलत फरमाते हैं कि जो कोई जगल 
से न्यारा होना चाहे और अपने सच्चे मालिक से मिल 
कर उसके दर्शन का आनन्द लेना चाहे, उसको मुनासिब 
है कि पहले संतों के सतसंग में जावे और चित्त देकर 
के बचन सुने और विचारे और उपदेश लेकर नित्त 
सुरत शाब्द योग का अभ्यास करे, तब सत सतगुरु ओर 
राधास्वामी दयाल की मेहर और दया से कुछ अर्से में 
इसको अपनी हालत के बदलते जाने की खबर पड़ेगी 
और फिर जिस कदर प्रेम उसका सत सतगुरु और 
कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल के चरनों में बढ़ता 
जावेगा, उसी कदर यह माया और माया की रचना के 
घेर से न्यारा होकर राधास्वामी धाम की तरफ चलता 
और चढ़ता जावेगा और रफ्ता २ एक दिन अंतर मे सब 
से जुदा होकर अपने सच्चे मालिक से उसके निज धाम 
में जा मिलेगा । बे-फायदा जल्दी करना इस काम मे 
मुनासिब नहीं है। यह काम जब बनेगा, तब संत 
सतगुरु की दया से आहिस्ते आहिस्ते बनेगा और तब 
मन और माया का सग और उनकी रचना के दुख सुख 
का चक्कर हमेशा को कतई छूट जावेगा ।। 


१५ - जिस कदर कार्रवाई परमार्थ की सतो ने 
जारी फरमाई है, उस सब का मतलब जीव को मन 
और माया के सग और उनकी रचना के घेर से बचा 
कर, सत्तपुरुष राधास्वामी देश में पहुँचाने का है, ताकि 


| ३१] पाँच्वौँभा [३२२५ | भाग 


जनम मरन के कष्ट और क्लेश और देहियों के बंधनों 
से छूट कर परम आनन्द को प्राप्त होवे।। 


१६ - इस न्यारे हो जाने की दया और आनन्द की 
हालत को वही शख्स जान सकता है कि जिसकी सुरत 
जगत और माया के जाल से निकस कर और सब 
बधनों को तोड़ कर, सुन्न ओर फिर सत्तलोक के मुकाम 
में पहुँच कर सैर करती है। वही जीव महा बड़भागी है 
और वही महा दयापात्र है और वही परम भक्त है और 
वही सतो के प्रताप से एक दिन सत गति को प्राप्त 
होता है। । 


१७ - सन्तो ने फरमाया है कि मालिक को दीनता 
पसन्द है। दीनता, सच्ची गरजमन्दी और अधीनता का 
नाम है। इस चीज़ की ज़रूरत कुल्ल परमाथी जीवों को 
जो अपने सच्चे मालिक से, इस देश से चल कर और 
चढ़ कर, मिलना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा है। 
जिसके हृदय मे दीनता और अधीनता सन्त सतगुरु 
और राधास्वामी दयाल के चरनो में नहीं है, उसको एक 
जर्रा परमार्थ नही मिल सकता । | 


१८ - यह दीनता और अधीनता मालिक के दरबार 
में नहीं है, क्योंकि वह सब से बे-परवाह और अपने 
स्वरूप में आप मगन है और वही परम आनद और 
परम प्रेम और महा चैतन्यता का भडार है। इस वास्ते 
संत कहते हैं कि जो कोई कि दीनता और अधीनता 
(जो पदार्थ कि मालिक के दरबार में नहीं हैं) इधर से 
लेकर चलेगा, वही दरबार में दखल पावेगा और उसी 
को सच्चे मालिक के दर्शनों का आनद प्राप्त होवेगा || 


| ३२६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


१९ - दीनता और अधीनता का स्वरूप यह है कि 
मालिक के दर्शनों की सच्ची चाह रखता होवे और जो 
सत सतगुरु हुकुम करें, उसके मुवाफिक कार्रवाई करे 
और जो कुछ कि मालिक करे और जैसे वह रक्खे, 
उसमें राज़ी रहे यानी उसकी मौज के साथ मुवाफकत 
करे। यह बात सच्चे और पूरे परमार्थी से ही बन 
आवेगी | | 


२० - सत फरमाते हैं कि सच्चे मालिक को प्रेम 
प्यारा है। जो कोई प्रेम अग लेकर सेवा, सतसंग और 
अभ्यास अतर और बाहर करेगा, उस पर मालिक की 
मेहर और दया जरूर आवेगी और काम भी उसका 
सुखाला बनता जावेगा ओर मन और माया भी उस पर 
अपना जोर कम चलावेंगे | । 


२१ - प्रेम की महिमा बहुत भारी है। जितने विकार 
हैं वे सब प्रेम से बहुत जल्द दूर हो जाते हैं और 
सलसग में प्रेमी शख्स बहुत जल्द रल मिल जाता है 
और सत सतगुरु की दया और राधास्वामी दयाल की 
मेहर जल्द हासिल करता है कि जिससे कुल्ल काम 
उसका आसानी के साथ बनता चला जाता है।। 


२२ - कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल प्रेम का 
भडार हैं और कुल्ल जीव प्रेम स्वरूप हैं और प्रेम से ही 
कुल्ल रचना प्रकट हुई और प्रेम के ही आसरे ठहरी हुई 
है। जीवों को भी मुहब्बत करने वाला प्यारा लगता है 
और मुहब्बत ही के वसीले से सब काम कर रहे हैं। इस 
वास्ते कुल्ल-मालिक को भी प्रेम प्यारा है और जो कोई 
प्रेम अग लेकर उसकी लरफ चलता हे, वह दया और 
मेहर से जल्द और आसानी के साथ मंजिल पर पहुँच 


| ४०]... पॉचवभाग..._ [३२२७ | भाग 
जाता है और रास्ते के विघ्न आहिस्ते आहिस्ते सब दूर 
हो जाते हैं।। 

२३ - इस वास्ते सच्चे परमार्थी को चाहिये कि 
मालिक के चरनो में प्रीत और प्रतीत बढ़ाता रहे। जो 
प्रीत कि बिना प्रतीत के है, उसका ऐतबार नहीं हो 
सकता, लेकिन जो प्रतीत सहित है, वह दिन दिन 
सतसंग और अभ्यास करके बढ़ती जावेगी और एक 
दिन प्रीतम से मिला कर छोड़ेगी । सच्चे प्रेम के सग 
हमेशा कुल्ल-मालिक और सत सतगुरु की दया शामिल 
रहती है और प्रेमी को हर काम में गुप्त और प्रकट 
मदद देती है, चाहे उसको मालूम पड़े या नहीं और 
चाहे वक्‍त पर उसकी समझ मे आवे या नही, लेकिन 
रफ्ते रफ्ते सब कामो की मसलहत और फायदा सच्चे 


प्रेमी पर खुलता जावेगा और अपने प्रीतम की मेहर और 
दया की प्रतीत बढ़ती जावेगी । | 


बचन चालीसवों 


सब रचना प्रेम से पैदा हुई और प्रेम से 
ही ठहरी हुई है और प्रेम से ही चलना और 
दो का मिलना मुमकिन है। इस वास्ते हर 
एक जीव को मुनासिब है कि जहाँ जगत में 
अनेक से प्रीत कर रहे हैं, कुछ थोड़ी या 
बहुत मालिक के चरनो मे भी प्रीत करें तो 
जीव का गुजारा हो जावेगा।। 


| ३२८] प्रेमपत्रराधास्वामी [ बचन | पत्र राधास्वामी 


१ - कुल्ल रचना सवैंच शक्ति यानी प्रेम से पैदा हुई 
और इसी शक्ति के आसरे ठहरी हुई है और कुल्ल 
कारोबार उसके जारी हैं। 


२ - कुल्ल रचना में सब बड़े और छोटे आपस में 
प्रीत कर रहे हैं यानी एक दूसरे को खैंच रहा है और 
प्रीत या शोक या मुवाफकत के सबब से कुल्ल कार्रवाई 
रचना और जीवों के कारोबार की जारी है।। 


३ - हर एक जीव की प्रीत या मुहब्बत अनेक जगह 
तकसीम हो रही है यानी मन उसका जर्र २ होकर 
अनेक जीवो और चीजो में बॅँध रहा है और इन्ही बधनों 
के सबब से इस दुनिया में दुख सुख का भोग करता 
हे। 


४ - बगैर स्वार्थ या मतलब के कोई किसी से प्रीत 


नहीं करता, चाहे वह मतलब धन की प्राप्ति का होवे या 
मन और इन्द्रियों के रस और भोग या मान और बड़ाई 
या जिसको खास अपना समझा है, उसके पालन और 
पोषन और रक्षा वगैरे का होवे या अपने या दूसरे के 
तन के आराम का या दुख और क्लेश के दूर करने का 


होवे । | 


५ - दुनिया की प्रीत ठहराऊ नही है और हमेशा 
बदलती रहती है यानी उसमें कमी बेशी होती रहती है, 
क्योकि दोनो प्रीत करने वाला और जिसके साथ प्रीत 
की जावे, कायम नहीं रह सकते और हर वक्‍त और हर 
रोज उनकी हालत बदलती रहती है याने बढ़ाव और 
घचटाव और एक दिन अभाव होने की तरफ उनका 
झुकाव रहता है। इस वास्ते इस प्रीत में सुखदाई और 

दुखदाई अग दोनों हैं, बल्कि दुखदाई अग ज्यादा है।। 


| ४० ] पाँच्वौँभाग [३२९ | भाग 


६ - जबकि कुल्ल जीव जमीनी रचना यानी बे-शुमार 
आदमियो और चीजों से जिन २ से उनका काम 
निकलता है, प्रीत कर रहे हैं, बल्कि आसमानी और 
आकाशी रचना से भी, जेसे सूरज और चाँद और बाजे 
तारे और हवा और मेघ और सरदी और गरमी वगेरे से 
भी खास प्रीत रखते हैं, क्योकि बगेर इनके जीवो का 
गुजारा इस दुनिया में नही हो सकता, तो फिर 
कुल्ल-मालिक के चरनों में जिसके सबब से हर वक्त 
रूह और जान की ताजा धार पिंड मे उतर कर तमाम 
देह के अग २ की कार्रवाई कर रही है और जिस 
मालिक की मोज़ूदगी की तमाम रचना गवाही दे रही है, 
सब से ज्यादा प्रीत करना या इस कदर न बन सके तो 
थोड़ी बहुत प्रीत करना हर एक जीव पर किस कदर 
जरूर और लाजिम और फर्ज है। 


७ - सब जीवों को प्रीत करने की आदत है, सो हर 
एक शरस खूब जानता है कि केसे प्रीत की जाती है 
और कैसे उसकी तरक्की हो सकती है। इस किस्म का 
बर्तावा हर एक जीव अपने निहायत प्यारे रिश्तेदार और 
दोस्तों और कम प्यारे और दूर के रिश्तेदार और 
मुलाकातियों से हर रोज़ बर्त रहा है यानी अनेक दरजे 
की प्रीत दुनिया में कर रहा है और उसी दरजे के 
मुवाफिक हर एक से बर्ताव करता है।। 


८ - प्रीत के बर्तावे की सूरत यह है कि एक दूसरे 
से अक्सर या कभी २ मिलता रहता है और आपस में 
मिल कर खाते पीते हैं या एक दूसरे को तोहफे भेजते 
है और ठिक ब्यौहार और तीज त्यौहार पर जरूर याद 

करके अपने मुहब्बत वालों को बुलाते हैं और जो कोई 


| ३३०] प्रेमपत्रराधास्वामी [ बचन | पत्र राधास्वामी 


रिश्तेदार या दोस्त गेर-हाजिर होवे यानी परदेश मे होवे 
तो उसके लड़के बालो को खाने पीने मे शामिल करते 
हैं और उनके पास भाजी और तोहफे भेजते हैं। यह 
बर्तावा निशान और सबूत प्रीत का समझा जाता है। 


९ - जो कोई सच्चे मालिक के चरनों मे किसी 
दरजे की प्रीत सच्चे मन से करेगा, उसका दिल बगेर 
ऊपर की किस्म के थोड़ा बहुत बर्तावा करने के, कभी 
नहीं मानेगा। लेकिन जो कि सच्चा और कुल्ल-मालिक 
गुप्त है और परे से परे देशा में उसका धाम है, इस 
वास्ते जो कोई उसके साथ अपनी प्रीत को जाहिर 
करना चाहे, वह उसके बाल बच्चो के साथ बर्ताव 
करे। | 


१० - मालिक के सच्चे प्रेमी और भक्त प्यारे बाल 
बच्चे हैं। इनकी मेहमानी और खातिरदारी करना गोया 
मालिक की सेवा करना है और जो किसी को भाग से 
सत सतगुरु मिल जावें, जो कि उस मालिक के निज 
प्यारे और हर वक्‍त उससे मिले रहते है, तो उनकी 
सेवा चाहे जिस किस्म की होवे खुद मालिक की सेवा 
है और इस कार्रवाई से मालिक के चरनो का प्रेम दिन 
दिन बढ़ेगा और मालिक की मोहर और दया सेवा 
करनेवाले पर दिन दिन ज्यादा आवेगी ।। 


११ - जब प्रीत ज्यादा होती हे लब प्रीत करनेवाले 
आपस में बार २ मिलते हैं, इसी तरह जब किसी को 
मालिक के चरनों मे ज्यादा प्यार और प्रेम आवेगा, तब 
उसके मन में जरूर मिलने के वास्ते यानी दर्शनो की 
प्राप्ति के लिये तड़प और बेकली पैदा होगी। ऐसा प्रेम 


| ४० ] पाँच्वौँभा [२३१ | भाग 


बगैर सोहबत यानी सतसंग सत सतगुरु और प्रेमी जन 
के, किसी के मन में पैदा नहीं हो सकता। | 


१२ - संत सतगुरु और प्रेमी जन की महिमा बहुत 
भारी है। जिस किसी को उनका संग भाग से मिल जावे 
उसी के दिल में उनका और सच्चे मालिक का प्रेम बस 
जावेगा और दिन दिन तरक्की पाकर एक दिन प्रीतम 
से मिला देगा ।। 


१३ - यह देश बेगाना है यानी मन और माया का 
घर है और मृत्यु लोक कहलाता है, जहाँ कोई थिर 
यानी कायम नहीं रह सकता और हर एक की हालत 
छिन छिन बदलती रहती है। निज घर सुरत का ऊँचे 
से ऊँचे देश यानी राधास्वामी धाम में है सो जब तक 
सुरत पिंड देश को छोड़ कर उस धाम में न पहुँचेगी 
तब तक कही उस को चैन नही मिलेगा ।। 

१४ - जब तक सुरत मुवाफिक सतो के भेद के 
अभ्यास करके अपने निज धाम में न पहुँचेगी, तब तक 
उस को पूरा चैन नहीं मिलेगा और जनम मरन और 
देह के साथ दुख सुख भोगने का चक्कर नहीं छूटेगा। 
इस वास्ते सच्चे प्रेमी पर पिंड देश से चल कर ऊंचे 
देश की तरफ चलना और चढ़ कर निज घर मे पहुँचना 
वास्ते प्राप्ति दर्शन अपने प्रीतम के, जरूर है। हाल 
और भेद रास्ते और उसकी मज़िलों का और जुगल 
चलने और चढ़ने की ब-ख़ूबी सल सलगुरु या उनके 
प्रेमी जन से मालूम हो सकती है। इस वास्ते प्रेमी को 
मुनासिब है कि पहले खोज संत सतगुरु और उनकी 
संगत का लगावे और फिर सतसग मे पहुँच कर 

होशियारी से बचन सुने और समझे और उनके चरनों 


| ३३२] प्रेमपत्रराधास्वामी [ बचन | पत्र राधास्वामी 


मे प्रीत लगावे और बढ़ावे और शाब्द मार्ग का उपदेश 
और उनकी दया और मेहर का बल लेकर नित्त अपने 
घट मे अभ्यास करे यानी शब्द और स्वरूप के आसरे 
अपने मन और सुरत को निज घर की तरफ चलाता 
और चढ़ाता रहे।। 


१५ - जिस कदर चाल चलेगी और रास्ता तै होता 
जावेगा, उसी कदर अलर मे रस और आनन्द मिलता 
जावेगा और अपने प्रीतम का जलवा थोड़ा बहुत नज़र 
आता जावेगा और शौक और प्रेम दर्शन का बढ़ता 
जावेगा, जो एक दिन सन्त सतगुरु की मेहर से घुर 
धाम में पहुँचा देगा ।। 


१६ - यह उपदेश और भेद सिफ राधास्वामी मल 
की सगत मे मिल सकता है। और किसी को इसकी 
खबर भी नहीं है। इस वास्ते सच्चे परमार्थी जीवों को 
जो अपने मालिक से मिलना चाहते हैं, मुनासिब है कि 
राधास्वामी सगत में शामिल होकर अभ्यास शुरू करें 
और प्रीत और प्रतीत चरनो मे राधास्वामी दयाल के 
बढ़ाते जावें तो एक दिन काम पूरा हो जावेगा ।। 


१७ - मालूम होवे कि दुनिया की मोहब्बत चाहे 
जिसमें गहरी से गहरी होवे, नाशमान और अत मे 
दुखदाई है ओर बारम्बार ससार की तरफ झोका दे कर 
जन्म मरन के चक्कर मे डालनेवाली है और सच्चे 
मालिक के चरनो की प्रीत दिन दिन बढ़नेवाली और 
रस और आनन्द देने वाली और जनम मरन और कष्ट 
और क्लेश से छुड़ानेवाली और परम आनन्द की, अमर 
धाम मे, प्राप्त करानेवाली यानी सच्चे ओर कुल्ल-मालिक 
से मिलानेवाली है। इस वास्ते सब जीवों को, चाहे 


र 


| ४० ] पाँच्वौँभा [२३३ | भाग 


औरत होवे या मर्द, लाजिम है कि इस दुनिया में जहाँ 
अनेक तरह की प्रीत कर रहे हैं, थोड़ी बहुत प्रीत साथ 
प्रतीत के, कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल के चरनो में 
भी, लावे और उसको सत सतगुरु और प्रेमी जन के 
संग से बढ़ाते रहें।। 


१८ - जो कोई मालिक के चरनों में प्रीत सिर्फ इस 
कदर समझ लेकर कि कोई मालिक जरूर हे, करेगा, 
वह प्रीत बढ़ेगी नहीं और न उसको कुछ रस और 
आनन्द उस प्रीत का मिलेगा, सिर्फ टेकियो के मुवाफिक 
वास्ते अदाय - रस्म - मुकर्ररा के, थोड़ा बहुत निश्चय 
हो जावेगा कि ठिक ब्यौहार और तीज त्यौहार को कुछ 
भेट पूजा या खर्च मालिक के नाम पर करे, लेकिन 
उमंग ओर प्रेम नहीं आवेगा और न प्रेमी जन और सत 
सलगुरु की कदर या तलाश मन में पैदा होगी, इस 
वास्ते वह प्रीत मामूली तौर पर जिस कदर कि आम 
लोगों को होती है, बनी रहेगी और प्रीतम से मिलने या 
रास्ता तै करके उसके धाम में पहुँचने का कभी ख्याल 
भी दिल में नहीं गुज़रेगा और न उसका भेद और 
लखाव मालूम होवेगा, फिर ऐसी प्रीत का क्या एलबार 
हो सकता है, क्योकि ज़रा से झकोले मे, काल और 
माया के, उसके डिगमिग हो जाने का खौफ है।। 


१९ - इस वास्ते सन्त फरमाते है कि जो कोई 
मालिक के चरनों में थोड़ा बहुत प्यार लावे, उसको 
मुनासिब है कि पहले अपने प्रीतम को जाने और 
पहचाने और उसके धाम का भेद लेकर दर्शन के लिये 
चलना शुरू करे, तब एक रोज़ मेला होकर काम पूरा 
बनेगा | | 


| ३३४]. प्रेमपत्रराधास्वामी [ बचन | पत्र राधास्वामी 


२० - मालिक की जान पहचान से मतलब यह है 
कि सन्त सतगुरु से मिल कर उसका भेद जाने कि वह 
मालिक कौन है, कैसा है, और कहाँ हे और पहचान 
उस की मालूम करके अपने घट में चल कर और चढ़ 
कर उस का जलवा और निशान अपने अतर में देखे 
क्योंकि जब कुल्ल-मालिक सब जगह मौजूद है तो हर 
एक के घट में भी ज़रूर मौजूद है, तो वहाँ उसकी 
पहचान करना चाहिये और घट में ही पहचान मुमकिन 
है। बाहर जहाँ कि वह अनेक गिलाफों में पोशीदा और 
गुप्त है, कोई उसकी पहचान नही कर सकता । अलबत्ता 
जब कि अपने घट मे दर्शन कर लेवे, तब बाहर भी सब 
जगह दर्शन कर सकता है, नहीं तो दोनों जगह माया 
का तमोगुन यानी अंधेरा छाया हुआ है। बिदून घट की 
जान पहचान के मालिक के चरनो की प्रीत का फल 
जैसा चाहिये, नही मिल सकता है। अब मुकाम गौर का 
है कि वास्ते उद्धार और कल्यान जीव के, किस कदर 
जरूरत सन्त सतगुरु और प्रेमी जन के संग और 
सोहबल की है, क्योकि बगेर उनके सतसंग के न तो 
भेद मालूम हो सकला है और न जुगल चलने की 
दरियाफ्त हो सकती है और न दया और मेहर जिसकी 
मदद से चलना होगा, प्राप्त हो सकती हैं ।। 


बचन इकतालीसवाँ 


मालिक-कुल्ल की तरफ से बा-वजूदे कि 
वह घट में मौजूद है और कभी २ बोलता भी 
है, जीव बे-परवाह और भूले हुए हैं। जो 


| ४१ ] पाँच्वौँभा [२३२३५ | भाग 
खबरदार होकर कुछ भी प्रीत या नाता उसके 
चरनो मे जोडें, तो उनके जीव का कारज 
सहज बन जावे।। 


१ - कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल की महिमा 
और उनकी कुदरत की सिफत, किसकी ताकत है कि 
वर्णन कर सके? बहुत से मुआमलो में अक्ल हैरान 
रहती है और कुछ समझ नही सकती || 


२ - इसी तरह उसकी मेहर और दया यानी फजल 
और करम भी जीवों, बल्कि कुल्ल रचना, के ऊपर 
अपार और अनत है कि जिसका शुकराना कोई शर्स 
पूरा २ अदा नही कर सकता। | 


३ - बहुत सी बरिशिशें कुल्ल-मालिक राधास्वामी 
दयाल की ऐसी हैं कि जिनकी कदर आदमी को 
बिल्कुल नहीं मालूम होती और हाल यह है कि वह 
बर्ञ्शिशैं ऐसी जबर और भारी हैं कि उन पर कुल्ल की 
जिंदगी और देह और दुनिया की कार्रवाई का मदार है 
यानी बगैर उनके कोई जीव एक दिन बल्कि एक दम 
भी जिंदा नही रह सकता और न कुछ काम कर सकता 
है। जैसे सूरज की रोशनी और गरमी और पानी और 
हवा वगेरा और देह मे इन्द्रियाँ जो कि कुल्ल कार्रवाई 
के औजार हैं और जिनके बगेर आदमी कोई काम 
अपना या पराया नहीं कर सकता || 

४ - इन चीजों मे से इन्द्रियों की यानी आख कान 
नाक जबान हाथ और पाव पेशाब और पाखाने की 
इन्द्रिय की कदर जब मालूम होती है, जब कोई शख्स 
शफाखाने और अपाहिजखाने और कगाल - घर और 


| ३३६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


कोढ़ी-खाने वगैरे में जाकर बीमारों का हाल देखे कि 
किस २ तरह से अगहीन और अनेक सख्त बीमारियों में 
मुब्लला और गिरफ्तार हैं। 


५ - दुनिया मे जो कोई किसी के साथ अदना और 
बहुत थोड़ा सलूक करता है, वह उसको नही भूलता 
और उसके एवज में कुछ खातिरदारी और खिदमत 
उसकी दिल से करना चाहता है और जब मोका मिले, 
तब ही करता है। फिर कुल-मालिक राधास्वामी दयाल 
का किस कदर शुकराना ओर उनके चरनों की खिदमत 
ब-एवज़ उन न्यामतों और बरख्शिशों के, जो वे कुल्ल 
जीवों पर हर रोज़ और हर दम कर रहे हैं, वाजिब और 
फर्ज है । । 


६ - फिर ख्याल करो कि दुनिया मे बड़े आदमियों 


जैसे राजा महाराजा और अमीर और गुनवान शख्सों 
की जेसे हुनरवाले विद्यावान बुद्धिवान रूपवान यानी 
ख़ूबसूरत और धनवान यानी दौललमद और गाने बजाने 
और तरह तरह का अजीब तमाशा करनेवालो की किस 
कदर खातिर और खिदमत और उनसे मिलने के वास्ते 
अपना रुपया और वक्‍त खर्च करते हैं, लेकिन 
कुल्ल-मालिक जो कि सर्व समर्थ और सर्व शाक्तिवान 
और सब बड़ों से बड़ा और महा बड़ा और महा सुन्दर 
है, उसके साथ मिलने और उसकी खिदमत और सेवा 
करने की चाह किस कदर कम लोगों के मन मे रहती 
हे। | 

७ - इसमे कुछ शक नही कि वह कुल्ल-मालिक हर 
एक को नजर नहीं आता और न हर एक को आसानी 
से मिल सकता है, लेकिन जिस किसी के मन में सच्चा 


र 


| ४१ ]  पाँच्वौँभाा [२३७ | भाग 


शौक और दर्द उसके दर्शन और सेवा का पेदा होवे, 
उसको वह जरूर मिलता है और अपनी खिदमत और 
सेवा भी मुवाफिक ख्वाहिश सच्चे शौक वालों के, 
जिनको प्रेमी और आशिक और भक्त कहते हैं, करा 
सकता है, इसकी शरह आगे की जावेगी ।। 


८ - फिर गौर करने का मुकाम है कि दुनिया में 
कुल्ल काम प्रीत और शौक से चल रहे हैं और सब 
लोग जिन २ से उनको काम पड़ता है या कुछ उनका 
मतलब निकलता है, बराबर दीनता और मुहब्बत कर 
रहे हैं और इस मुहब्बत में बहुत से दरजे है, जैसे माता 
पिता स्त्री और पुत्र और धन और माल और नजदीक 
और दूर के रिश्तेदार और बिरादरी और दोस्त और 
आशना और नौकर चाकर और ब्योहारी वगेरे २ से 
दरजे-ब-दरजे प्रीत करते हैं। फिर कुल्ल-मालिक 
राधास्वामी दयाल से जो कुल्ल रचना के सच्चे माता 
पिता हैं और जिनकी बराबर कोई हम-दम और हर 
वक्‍त का अग-सगी और हितकारी और सहाई नहीं है 
और जो सब तरह का सामान दुनिया में आराम और 
आसाइश और गुजरान का दे रहा है, किस कदर प्रीत 
और मुहब्बत और दीनता करना हर शख्स पर वाजिब 
और लाजिम और फर्ज है।। 


९ - यह बात सही है कि कुल्ल-मालिक राधास्वामी 
दयाल (जैसा कि ऊपर कहा गया) किसी को नज़र 
नहीं आते, लेकिन जो कोई इरादा करे, वह पता और 
भेद उनका भेदी और उनके प्यारो से दरियाफ्त करके, 
आसानी के साथ उनके चरनो में प्रीत और मुहब्बत कर 

सकता है, क्योकि वह जब कि सब जगह मौजूद हैं तो 


| ३३८] प्रेमपत्रराधास्वामी [ बचन | पत्र राधास्वामी 


हरएक के घट मे भी जरूर मौजूद और हाजिर नाज़िर 
है, वहाँ यानी अपने अतर में हर एक शख्स पता और 
भेद और जुगल दरियाफ्त करके उनके चरनो में प्रीत 
कर सकता है और उलट कर उनकी मेहर और दया 
को भी अपने अंतर में परख सकता है।। 


१० - फिर जो इस किस्म के शोक और मुहब्बत 
वाले लोग बहुत कम नज़र आते है और बहुत से इस 
तरफ से गाफिल और बे-परवाह और दुनिया के ऐशा 
और लज्जत और भोगों मे गिरिफ्तार दिखलाई देते हैं। 
इसका सबब यह है कि या तो उनके दिलों मे शौक 
और खोज नहीं है और दुनिया और उसके सामान ही 
को बड़ा समझ कर उसी की तलाश और मुहब्बत और 
मेहनत में फँसे रहते हैं या उनको कोई सच्चा भेदी और 
प्राप्ति वाला नहीं मिला और न उन्होंने उसकी तलाश 
की क्योंकि जो कोई जिसकी तलाश दिल और जान 
और मेहनत के साथ करता है, वह उसको जरूर 
मिलता है। | 


११ - अब समझना चाहिये कि दुनिया और उसके 
सामान और दुनियादारो की प्रीत करने वाले, मुवाफिक 
अपनी ज़बर ख्वाहिश दुनियावी के हमेशा दुनिया में 
फँसे रहेंगे और बारम्बार दुनिया में पैदा होकर उसके 
भोगों में गिरिफ्तार रहेंगे और जो दुख सुख और जनम 
मरन देह के साथ लाजमी है, वह सहते रहेंगे, क्योकि 
दुनिया की प्रीत थोड़े सुख और विशेष दुख की दाता है 
और एक दिन जरूर टूट और छूट जावेगी और उस 
वक्त दुख भारी होवेगा। सिवाय इसके दुनिया की प्रीत 
कच्ची और हमेशा बदलने वाली और कभी २ ज़रा २ 


| ४१ ] पाँच्वौँभा [२३१ | भाग 


सी बात पर इसी जिंदगी मे टूट जाने वाली है और 
सख्ती और तकलीफ मे और खास कर मौल के वक्त 
कुछ सहायता नहीं कर सकती ।। 


१२ - बर - खिलाफ इसके मालिक के चरनो की 
प्रीत और उसके प्यारो की मुहब्बत जो सच्ची होवे तो 
दिन २ बढ़ने वाली और खुशी और आनन्द देनेवाली 
और सख्ती और तकलीफ और मौल के वक्‍त सहायता 
करने वाली और एक दिन देहियो के बधन से बचाने 
वाली और सुख दुख और जनम मरन के चक्कर की 
छुड़ाने वाली और अमर धाम में पहुँचाने वाली और 
पूरन आनन्द और अमर सुख की प्राप्ति कराने वाली 
है। जिस किसी के दिल मे थोड़ी सी भी ऐसी प्रीत पैदा 
हो जावे, वह एक दिन उसको अखीर दरजे पर पहुँचा 


कर छोड़ेगी और फिर उसी जीव को बड़भागी और 
दया और मेहर का अधिकारी समझना चाहिये । लेकिन 
शर्त यह है कि वह प्रीत प्रीतम की जान पहचान और 
प्रतीत के साथ होवे कि जिससे अपने प्रीतम यानी 
कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल के अपने घट मे हाजिर 
नाजिर होने का यकीन होवे, क्योकि गायबाना और 
बे-खबरी की प्रीत कुछ फायदा नही दे सकती है।। 


१३ - गायबाना और बे-खबरी की प्रीत यह हे कि 
आम दस्तूर और पूरानी रवायत यानी डुकरिया पुरान 
के मुवाफिक हर कोई समझता है कि कोई मालिक इस 
रचना का है और इतनी समझ लेकर मन से थोड़ा 
बहुत अदब और तीज त्यौहार और ठिक ब्यौहार पर 
जब कोई मुहताज और मगला आ जावे, तब कुछ 
जिन्स और नकद या खाना तकसीम करता है। लेकिन 


| ३४० ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


इस बाल से बे-खबरी हे कि वह मालिक कोन है, केसा 
है और कहाँ है और कैसे मिले और न इस भेद और 
हाल के दरियाफ्त ओर तहकीक करने का खोज है और 
न शौक है। फिर ऐसी साधारन प्रीत का पूरा ऐतबार 
नहीं हो सकता और न वह तरक्की कर सकती है, 
बल्कि जरा से झकोले में विद्या और माया के, ढीली 
और गुम हो जाती है। ऐसे प्रीतवान लोग दुनियादार 
कहलाते हैं। उनके मन में मुख्यता यानी कदर दुनिया 
और उसके सामान मिसल स्त्री और पुत्र और मान 
बड़ाई और धन माल वगैरा की ज्यादा रहती है और 
इनके मुकाबले में मालिक का यकीन और उसकी प्रीत 
बहुत हलकी और कमज़ोर रहती है।। 


१४ - सच्ची और रोज-अफजूं यानी दिन दिन बढ़ने 
वाली प्रीत वह है कि मालिक की जान पहिचान के साथ 
होवे और यह जान पहिचान मालिक के सच्चे और पूरे 
प्रेमी और भेदी के सलसग से आवेगी । 

१५ - पूरे प्रेमी और पूरे भेदी कुल्ल-मालिक क, 
सत सतगुरु है कि जिन को उसका निज पुत्र या निज 
मुसाहब या निज कारकुन कहना चाहिए। वे अपने 
मालिक से कभी जुदा नहीं होते यानी जब धुर पद में 
जो कि मालिक का धाम है, रहे, तब उसके हर वक्त 
पास रहते हैं और जब उस की मौज से देह धर कर 
दुनिया में आवें, तब भी उससे जुदा नहीं होते यानी 
उनकी सैर हर दो मुकाम यानी दुनिया और निज धाम 
मे बराबर जारी रहती है, जेसे समुद्र ओर उसकी लहर 
जो कि कोसों लक ख़ुश्की में चली जाती है और 
जाहिरा लहर रूप दिखला कर उससे किसी कदर 


| ४१ ]  पाँच्वौँभ [२७ | भाग 


जुदा मालूम होती है, मगर असल में कभी जुदा नहीं 
होती और सिलसिला उसका बराबर समुद्र के साथ 
लगा रहता है और जब सिमटती है, तब वही असली 
रूप यानी फिर समुद्र रूप हो जाती है।। 


१६ - जो किसी को सत सतगुरु न मिलें लेकिन 
उन के सच्चे अभ्यासी और प्यारे प्रेमी जन से मेला हो 
जावे, तो उनके सलसग से भी जान पहचान और भेद 
और जुगल मिलने की, साथ कुल्ल-मालिक के, दरियाफ्त 
हो सकती है और उसकी मदद से वह शख्स अभ्यास 
कर के अलर में फायदा उठा सकता है और रफ्ते २ 
उसका सूल भी कुल्ल-मालिक के चरनो मे लग जावेगा 
और वह शख्स दया और मेहर का अधिकारी हो जावेगा 
कि जिससे उसकी प्रीत और प्रतीत सत सतगुरु और 


कुल्ल-मालिक के चरनो मे दिन दिन बढ़ती जावेगी और 
मौज से संत सतगुरु का भी दर्शन मिल जावेगा और 
फिर उनकी दया से एक दिन कुल्ल-मालिक के धाम में 
पहुँच कर परम आनद को प्राप्त होगा यानी उस के 
जीव का कारज बन जावेगा ।। 


१७ - बगेर संतों के सतसंग के सफाई अतर और 
बाहर की नहीं हो सकती। कुल्ल जीवों के मन इस 
दुनिया में मलीन है और सिवाय बासना भोग बिलास 
और मान बड़ाई और कुटुम्ब परिवार और धन माल के, 
उनके मन में कोई दूसरा ख्याल ऐसा मज़बूत नही 
रहता है। उमर भर दुनिया के हासिल करने के लिये 
मेहनत और मशक्कत करते हैं और जानते हैं कि एक 
दिन सब को छोड़ना पड़ेगा, फिर भी कुटुम्ब परिवार 
और धन माल और मान बड़ाई का ऐसा बधन जबर 


| ३४२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


और मजबूत है कि जिसको ढीला करते या छोड़ते 
(खास कर परमार्थ के लिए) जान सी जाती है। यह 
सब बधन संतों और उनके प्रेमी जन के सलसग से ही 
ढीले हो सकते हैं और बजाय उनके सच्चे और 
कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल के चरनों की प्रीत 
हृदय मे पैदा हो सकती है और आइन्दे के वास्ते दुनिया 
की चाहें भी दूर हो सकती हैं।। 


१८ - जब इस तरह मन की किसी कदर सफाई 
हासिल हो जावे और कुल्ल-मालिक राधास्वामी दयाल 
और उनके धाम की महिमा चित्त में बस जावे और 
दुनिया और उसका सामान नाशमान और ओछा सही 
२ नजर आवे, तब उपदेश लेकर यानी जुगत निज 
धाम की तरफ चलने की दरियाफ्त करके जो अतर मे 
शौक के साथ अभ्यास किया जावेगा तो रस और 
आनन्द मिलेगा और दया के परचे नजर आवेंगे। तब 
प्रीत और प्रतीत दिन २ बढ़ती और पकती जावेगी और 
दिन २ तरक्की होती जावेगी ।। 


१९ - बगैर सलसग के किसी के सशय और भरम 
और ससार मे फिज़ूल और गैर-वाजिब और बे-फायदा 
पकड़े दूर और ढीली नहीं होवेंगी और न चाह भोग 
बिलास की काटी जावेगी और न परमार्थ और सच्चे 
मालिक और सत सतगुरु और उनके प्रेमी जन और 
सलसग की महिमा और कदर चित्त मे समावेगी। फिर 
मन ब-दस्तूर मलीन रहेगा और जब तक सफाई न 
होगी यानी दुनिया और उसके सामान की मुहब्बत और 
चाह कम या दूर न होवेगी, तो मालिक और उसके प्रेमी 


| ४१ ]  पाँच्वौँभा [२७३ | भाग 


जन का प्रेम, कैसे ऐसे नापाक हृदय में पैदा हो सकता 
है और ठहर सकता है। 


२० - इस वास्ते जिस किसी के मन में सच्चा दर्द 
और खोज सच्चे मालिक का पैदा हुआ है, उसको 
चाहिए कि पहिले राधास्वामी संगत में जावे और कोई 
दिन सलसग करे, तब उसको आप खबर पड़ जावेगी 
कि जीव के कल्यान या अपने सच्चे मालिक से मिलने 
के वास्ते, क्या जतन और किस तरह की रहनी 
इख्तियार करना चाहिये और कहाँ उसको ढूँढ़ना चाहिये। 
बाहर जो कोई तलाश करे तो कभी नहीं मिलेगा। 
जिसको मिला है या मिलेगा, वह घट में मिलेगा और 
बगैर सुरत शाब्द मार्ग और संत सतगुरु की दया के 
घट में चलना और चढ़ना और धुरपद में पहुँचना 
हरगिज़ मुमकिन नहीं है और इस वक्त में सिवाय 
राधास्वामी मत और सगल के, घट का पूरा २ भेद और 
आसान लरीका चलने का, जिसकी कमाई हर कोई 
स्त्री या पुरुष जवान और बूढ़ा, सहज मे कर सकते हैं, 
और कही या किसी दूसरे मत में मिल नही सकला ।। 

२१ - जब किसी को सच्ची प्रीत और प्रतीत थोड़ी 
या बहुत सच्चे मालिक के चरनों में आवेगी तो उसका 
निशान यह है कि उसके हृदय मे थोड़ी या बहुत उमंग 
वास्ते दर्शन और सेवा करने मालिक के जरूर पैदा 
होगी । लेकिन जो कि कुल्ल-मालिक अरूप और विदेह 
है तो सेवा करना और मिलना किस तरह बन सकता 
हे? इसकी निसबल सतो ने जो बचन फरमाया हे, वह 
आगे लिखा जाता है।। 


| ३४४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


२२ - जैसे बाल बच्चो की रखातिरदारी और सेवा 
करने से उनके मा बाप खिदमत करने वाले से राजी 
होते हैं और वह सेवा और मुहब्बत अपनी ही सेवा और 
मुहब्बत समझते हैं और सेवा करने वाले को फल यानी 
एवज आप देते है, ऐसे ही कुल्ल-मालिक राधास्वामी 
दयाल, जो कोई उनके प्यारे सत सतगुरु और प्रेमी 
जन की सेवा करे और उनसे प्रीत का नाता जोड़े, 
उससे वे आप राजी और प्रसन्न होते हैं और वह सेवा 
और मुहब्बत खास अपनी सेवा और मुहब्बत मान कर 
उसको प्रेम और भक्ति की दौलत आहिस्ते आहिस्ते 
बरव्शाते हैं । । 


२३ - सन्त सतगुरु को जो मालिक से हरदम मिले 
रहते हैं, मालिक का परम प्यारा पुत्र या खुद उसका 
स्वरूप समझना चाहिये और जो सेवा उनकी की जावे, 
वह ख़ुद मालिक की सेवा माननी चाहिये और जो सन्त 
सतगुरु के प्रेमी और भक्त हैं, उनको भी मालिक के 
प्यारे पुत्र जानना चाहिये। जो कोई उनके साथ मुहब्बत 
करे या उनकी किसी किस्म की सेवा या खिदमत 
किसी से बन आवे, उसको भी मालिक और सन्त 
सतगुरु अपनी सेवा समझ कर कबूल और मंजूर 
फरमाते हैं और उसका फल तरक्की प्रीत और प्रतीत 
की आप बख्शते हैं ।। 


२४ - सन्त सतगुरु का दर्शन गोया मालिक का 
दर्शन है और उनका सग मालिक का संग है और 
उनकी दया और मेहर की नजर जिस पर पड़ी, गोया 
मालिक की मेहर उस पर हुई । वास्ते तसदीक और 
प्रमाण इस बाल के, चद कड़ियाँ नीचे लिखी जाती हैं।। 


| ४१ ] पाँच्वौँभा [ ३२४५ | भाग 


कौल कबीर साहब 
साध मिले साहब मिले अंतर रही न रेख। 
मन्सा बाचा कर्मना साधू साहब एक।। 


कौल मौलवी रूम 
मालिक का बालक गुरु पूर। 
मालिक का हरदम मंजूर।। 
जो मालिक का चहे दीदार। 
जा तू बैठ गुरु दरबार।। 
परम पुर्ष सम गुरु को जान। 
बिन जिभ्या कहैं बचन सुजान।। 


हक ने पैगम्बर को समझाया कि मैं। 
मिल नहीं सकता जमी असमान में।। 
ऊँचे और नीचे ठिकाने में नहीं। 
अर्श कुर्सी पर भी मैं रहता नहीं।। 
दिल मे भक्तो के मै रहता हूँ सदा। 
जो मुझे चाहे तो माँग उनसे तू जा।। 


कौल दूसरा 
मस्जिदे हस्त अदरूने औलिया। 
सिज्दगाहे जुमला हस्त आं जा ख़ुदा ।। 
अर्थ - औलियाओं का हिरदा मसजिद है और वहीं 
ख़ुदा को सिज्दा करना चाहिये ।। 


चूँकि करदी जाते मुर्शिद रा कबूल। 
हम खुदा दर जातश आमद हम रसूल।। 

अर्थ - जब कि तूने गुरु के स्वरूप को माना तो 
उसमें खुदा और पैगम्बर दोनों आ गये।। 


| 3४६]. प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 
मन खुदारा आशकारा दीदा अम्‌। 
सूरते इन्सां खुदारा दीदा अम्‌।। 
अर्थ - मैने मालिक को प्रकट इन्सान के स्वरूप मे 
देखा । | 


आफ्ताबे मतलये अनवार जात। 
रोशन अज माहे जबीने औलियास्त। 
अर्थ - सूरज ब्रह्म साध के चंद्र स्वरूप से रोशन 
है। 
रामायण 
मेरे मन प्रभु अस बिस्वासा। राम से अधिक राम कर दासा।। 


कौल गुरू नानक 
गुरु परमेश्वर एको जान। भूला काहे फिरे अजान।। 


कौल नाभा जी 
भक्ति भक्त भगवन्त गुरु नाम चतुर बपु एक। 
तिनके पग बदन करत नाशे बिघन अनेक।। 


श्लोक भागवत 
नाह बसामि बैकुठे योगिना हृदये न च। 
मद्‌ भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद | | 


अर्थ - हे नारद! न मै बेकुठ में बसता हूँ और न 
योगियो के हृदय में निवास करता हूँ लेकिन जहाँ मेरे 
भक्त मेरा गुणानुवाद गाते है, वहाँ मेरा निवास है।। 

श्लोक - गुरुर्ब्रह्मा गुरूर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः । 

गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः।। 


| ४१ ] पाँच्वौँभा [२४७ | भाग 


अर्थ - गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महादेव और परब्रह्म हैं। 
इसलिये ऐसे गुरु को मेरा नमस्कार है।। 


सार बचन 
सेवा कर तन मन धन अरपे। 
सत्तपुरुष सम सतगुरु थरपे।। 


२५ - इस विधि के मुवाफिक जो ऊपर लिखी गई, 
मालिक के साथ मिलना और उसकी सेवा करना और 
उसके प्यारे जन से मिलना और उनकी मुहब्बत और 
सेवा करना इसी देह में और इसी दुनिया में मुमकिन 
है। पर शर्त यह है कि सच्चा शौक और दर्द मन में 
होना चाहिये, नहीं तो दुनिया के अभागी लोग संत 
सतगुरु और साध गुरु और उनके प्रेमी और भक्त जन 
की निंदा करते हैं और उनसे विरोध रख कर और 
अनेक तरह के विघ्न प्रेमी जन के सतसंग और भक्ति 
की कार्रवाई में डाल कर अपना भाग घटाते हैं। दुनिया 
में भी दस्तूर है कि जो बादशाह और महाराजे की तरफ 
से गवर्नर या नाजिम या सूबा किसी देश में मुकर्रर 
होता है तो जो कुछ उसकी नज़र या भेंट की जावे या 
किसी किस्म की खिदमत सरकारी किसी से बन आवे, 
वह भेंट और खिदमत बादशाह और महाराजे की 
समझी जाती है और उसका फल यानी एवज बादशाह 
और महाराजे की तरफ से मिलता है। फिर इसी तरह 
सत और साध मालिक के कुँवर और नायब इस दुनिया 
मे है, जिस किसी को थोड़ी या बहुत उनकी पहिचान 
आ जावे, वही बड़भागी है और उसी को एक दिन 
मालिक के चरनों के प्रेम की दौलत मिलेगी | | 


| ३४८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | पत्र राधास्वामी 


२६ - जो कि मालिक अपने विदेह स्वरूप से घट 
२ मे मौजूद है, तो उस स्वरूप या उसके जलवे का 
दर्शन भी इसी देह मे सत सतगुरु की दया से मुमकिन 
है यानी जब वे अपनी मेहर से सुरत शब्द मार्ग का 
उपदेश देवेगे और अंतर में अभ्यास करावेंगे, लब प्रेमी 
जन आहिस्ते २ अपने घट में सूक्ष्म से सूक्ष्म और अति 
सूक्ष्म स्वरूप होते हुए और मालिक का जलवा और 
प्रकाश रास्ते मे देखते हुए, एक दिन निज धाम मे पहुँच 
कर उसका पूरा दर्शन पा सकते हैं और जब लब कि 
दयाल देश में न पहुँचे, तब तक उनको मालिक शब्द 
स्वरूप और सत सतगुरु रूप से, जब तक अभ्यास की 
हालत मे, बराबर अपनी मेहर और दया से दर्शन देता 
रहता है कि जिससे उनकी प्रीत और प्रतीत चरनों में 
बढ़ती जाती है और दुनिया और उसका सामान उनकी 
नजर में लुच्छ और ओछा होता जाता है।। 


२७ - जो कोई ऐसी समझ लेकर और सलसग 
करके, मालिक की भक्ति और उसके चरनो मे प्रीत 
करेगा, वही एक दिन महल मे दखल पावेगा और जो 
बिना पहिचान थोड़ी बहुत प्रीत और भाव करते हैं, उस 
प्रीत का फायदा थोड़ा सा सुख दुनिया में या ऊँचे 
लोको में मिल जावेगा लेकिन सच्चे मालिक का दीदार 
हासिल नहीं होगा और जीव का सच्चा उद्धार नहीं 
होगा। | 

२८ - इस वास्ते कुल्ल जीवों को मुनासिब और 
लाजिम है कि अपने गृहस्थ में रह कर और दुनिया के 
सब कारोबार और रोज़गार होशियारी से करते हुये 
जहाँ सैकड़ों जगह और बहुत से आदमियों से प्रीत 


| ४१] पाँच्वौँभा [२४१ | भाग 


करते हैं कुछ थोड़ी या बहुत मोहब्बत मालिक के चरनों 
में भी लावें और यह मोहब्बत भेद और महिमा के साथ 
होना चाहिये, तो उनको दुनिया में भी आराम और 
आइदा को सुख मिलेगा, नहीं तो अखीर वक्‍त पर कष्ट 
और क्लेश सहेंगे और काल के हाथ से बहुत दुक्ख 
पावेगे जैसा कि मुर्दो की हालत और सूरत से जाहिर 
होता है।। 


२९ - यह न समझना चाहिये कि मालिक घट में 
मौजूद नहीं है, वह हमेशा हाजिर और नाजिर है बल्कि 
बोलता है यानी जब कोई शख्स कोई बुरा काम या 
भारी पाप करना चाहता है उस वक्‍त वह उसके अंतर 
मे बोलता है और कहता है कि यह काम न कर, नहीं 
लो दुक्ख पावेगा। फिर चाहे यह शख्स उस नसीहत को 


माने या नहीं। मालिक की दया इतने नीचे उतर कर 
जीव को समझाती और बुरे काम से बाज़ रखना चाहती 
है, पर जीव ऐसे बचन को कम सुनते हैं और उसका 
खोज भी नहीं लगाते कि किस मुकाम से उस बचन की 
धार आती है।। 


पुस्तकों का सूचीपत्र 
पद्य (हिन्दी) 
सार बचन छंद बंद, पहला भाग 
सार बचन छंद बंद, दूसरा भाग 
प्रेमबानी, पहला भाग 
प्रेमबानी, दूसरा भाग 
प्रेमबानी, तीसरा भाग 
प्रेमबानी, चौथा भाग 
संत संग्रह, पहला भाग 
संत संग्रह, दूसरा भाग 
प्रेम प्रकाश 
बिनती प्रार्थना 
नियमावली 
गद्य ( हिन्दी ) 
सार बचन बार्तिक 
आखिरी बचन स्वामीजी महाराज 
प्रेमपत्र, पहला भाग 
प्रेमपत्र, दूसरा भाग 
प्रेमपत्र, तीसरा भाग 
प्रेमपत्र, चौथा भाग 
प्रेमपत्र, पाँचवाँ भाग 
प्रेमपत्र, छठा भाग 


२० ) 
२१ ) 


Ns 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


जुगत प्रकाश 

सार उपदेश 

प्रेम उपदेश 

राधास्वामी मत सदेश 

राधास्वामी मत उपदेश 

निज उपदेश 

प्रश्नोत्तर सन्त मत 

छॉँटे हुये बचन महात्माओं के 

गुरु उपदेश 

बचन महाराज साहब 

बचन बाबूजी महाराज, पहला भाग 
बचन बाबूजी महाराज, दूसरा भाग 
बचन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग 
बचन बाबूजी महाराज, चौथा भाग 
जीवन चरित्र, स्वामीजी महाराज 
जीवन चरित्र, हुजूर महाराज 
जीवन चरित्र, बाबूजी महाराज 
शब्द कोश सत मत बानी 
लोक-परलोक हितकारी 

मौलाना रूम के दृष्टान्त और 
औलियाओ की कथाएँ 

समाध पुस्तिका 


Books In English 
राधास्वामी मत प्रकाश 
Radhasoami Mat Prakash 


डिस्कोर्सज ऑन राधास्वामी फेथ 


Discourse On Radhasoami Faith 


फेलप्स साहब के नोट्स 
Phelps Notes 


ए सोलेस टू सतसगीज़ 
A Solace to Satsangis 


राधास्वामी सहाय 


प्रेमपत्र राधास्वामी 


भाग ६ 


E Edition Ver  हि। 


राधास्वामी दयाल की दया 
राधास्वामी सहाय 


राधास्वामी गाय कर जनम सुफल कर ले 
यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले 


प्रेम पत्र राधास्वामी 


छठा भाग 
जिसको 


परम सन्त सतगुरु हुजूर महाराज ने 
ज़बान मुबारक से फरमाया 


छटी बार) सन्‌ 208 (000 प्रतियाँ 


प्रकाशक 
राधास्वामी ट्रस्ट, 
स्वामीबाग, आगरा 282005 


NGO OOOO OOO OOOO OK OKO 


All rights reserved 
कोई साहब बिना इजाजत इस पोथी को नही छाप सकते 


तीसरी बार सन्‌ 963 000 प्रतियाँ 
चौथी बार सन्‌ 980 000 प्रतियाँ 
पाचवी बार सन्‌ 989 5000 प्रतियाँ 


बारहवी बार) सन्‌ 208 (000 प्रतियाँ 


(द्वि-शताब्दी संस्करण) 


40 रुपये 


सगणक लेखक : 
कोमल डेस्क टॉप प्रिटिंग, 
रामकृष्ण नगर, तुमसर 4492 


मुद्रक : 
इमेजिनेशन डिजाइस, 509/8 एटलान्टिस हाईट्स 
साराभाई मेन रोड, वडीवाड़ी, वडोदरा 39007 
फोन 0265-2337808 मो 9898707808 


Ee 


प्रेम पत्र छठा भाग जो कि पहली मई सन्‌ १८९८ ईसवी 


से १५ दिसम्बर सन्‌ १८९८ ईसवी तक समाप्त हुआ 


उसके बचनो का 


सूचीपत्र 
सुरखी यानी खुलासा मजमून बचन 


ह वक़्तो में जीवों का उद्धार बा-वजूद तप और जप वगैरा के 
नहीं हुआ १ 
काल करम से डरो और कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल और 
सत सतगुरु की ओट गहो और उनके चरनों की तरफ भागो 

६ 
जब तक संसारी स्वभाव और मन के विकारी अग घटाये न 
जावेंगे, तब तक चढ़ाई और ऊंचे देश में ठहरना मुमकिन नहीं है। 

त, ९ 
राधास्वामी मत के सतसंगी को अपने उद्धार की निसबत किसी 
तरह का शक और सदेह नही करना चाहिये - ¬ २१ 


जो राधास्वामी दयाल की सरन में आया है, उसको मौज के साथ 
मुवाफिकत करना मुनासिब और लाजिम है हतज्तः की 0 


मालिक के चरनों में प्रीति और प्रतीत करना और बढ़ाना और 
दुनिया और उसके सामान और दुनियादारो से भाव और प्यार कम 
करना और घटाते जाना -- - ३६ 


भक्ति मार्ग और अन्तर अभ्यास की कमाई की हालत मे, कल 
मालिक राधास्वामी दयाल को एक देशी और भी सर्व देशी मानना 
चाहिये ४२ 


प्रथम जरूरत स्वरूपवान सतगुरु और उनकी प्रीति और प्रतीत की 
है, तब अरूपी सतगुरु यानी कुल मालिक से मेला होगा 


- ४८ 


| २]. प्रेमपत्रराधास्वामी छठा भ | ] प्रेम पत्र राधास्वामी छठा भाग 
बचन सुरखी यानी खुलासा मजमून बचन पृष्ठ 
९ बाचक ज्ञानियों का अपने तई ब्रह्म कहना या मानना गलत है 
५९ 
सरन और करनी के वास्ते प्रेम और मेहर दरकार है।। 


मालिक घट ? में मौजूद है 


मालिक को भक्ति प्यारी है और भक्ति सतगुरु की, और किसी की 
भक्ति मजूर नहीं है ७१ 


सतसगियो को सेवा के मुआमले में आपस में क्रोध करना नही 
चाहिए ७७ 


परमार्थ की चाह मुवाफिक दुनिया की चाह के, ज़बर होना चाहिये 
८३ 


सच्चा परमार्थी गुरु के बचन के मुवाफिक बर्ताव करेगा -- ८८ 


जो कोई सचौटी के साथ सतसंग करेगा, उसकी हालत जरूर 
बदलेगी ९४ 


यह मन मस्त और गाफिल है और दुनिया के भोग बिलास में 
बँधा हुआ है ९७ 


सतगुरु को दीनता पसंद है, सो जो कोई सच्चा दीन होकर 
उनकी सरन लेवे, उसी को पार पहुँचाते हैं।। -- -- १०१ 


गुरु-स्वरूप मालिक की महिमा, हरि-स्वरूप से ज्यादा है 

- १०३ 
जब तक कि जड़ चैतन्य की गॉठ न खुलेगी, तब तक मन विकारी 
अंगों में थोड़ा बहुत बर्तता रहेगा दनः आक 
शब्द तुलसी साहब के तः 62. 


२ सवाद तुलसी साहब का साथ फूलदास साधू कबीर पथी वगैरा के 
- - २४७ 


राधास्वामी मौज से प्रेमपत्र जारी।। 
दृढ़ विशवास होय चरन मे और प्रीत गाढ़ी।। 
सुमिरन ध्यान और भजन में नित नया आनद पाय।। 


सतसगी सब उमंग २ राधास्वामी महिमा गाय।। 


राधारवामी दयाल की दया 


राधास्वामी सहाय 


प्रेस पत्र राधास्वासी 
च्छ्रा भाग 


बचन पहिला 

पिछले वक्तो मे जीवो का उद्धार बा-वजूद 
तप और जप वगैरा के नही हुआ। अब 
राधास्वामी दयाल अति दया करके, थोड़ी 
प्रीति उनके चरनों में लाने से, सहज मे 
उद्धार फरमाते है। बड़भागी जीव उनसे या 
सत सतगुरु या उनके प्रेमी जन से, किसी न 
किसी किस्म का नाता प्रीति का जोडते है 
और अभागी जीव उनके भक्त जन से 
विरोध या उनकी निंदा करते हैं। 

१ - पिछले वक्तो मे लोग बहुत मेहनत और काष्टा 
बाहरमुरखी परमार्थी कामों में अपने तन मन पर धारन 


करते थे, लेकिन फिर भी सच्चा उद्धार किसी का नही 
हुआ, यानी माया के घेर के पार कोई नही गया ।। 


| २ |] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ] प्रेम पत्र राधास्वामी [ बचन | 


२ - कोई जप यानी नाम के जबानी और स्वासा के 
सुमिरन मे अटके रहे ओर कोई तप यानी अनेक तरह 
की काष्टा देह पर सहते रहे, जैसे पच अग्नि तपना, 
जल सैन करना, खडे रहना या किसी खास आसन से 
बैठे रहना या उल्टे टॅगना या मौन धारन करना और 
कोई धोती नेती और बस्ती क्रिया यानी स्थूल शरीर के 
अदर की सफाई रखने में पचते रहे, पर यह सफाई 
ज्यों की त्यो मुमकिन न थी यानी चोबीस घटे में फिर 
ब-दस्लूर मल मूत्र इन्द्रिय द्वारो में भर जाता है।। 


३ - सिवाय इसके बाजे लोग बहुत सरती के साथ 
त्रत धारन करते रहे यानी एक दो तीन दिन से लेकर 
इक्कीस दिन तक और बाजे इससे ज्यादा बे खाने पीने 
के गुज़ारते रहे और हरचद भारी तकलीफ पाते रहे 
बल्कि कहीं २ मौत भी होगई, पर फिर भी इन कामों 
से बाज़ न आये और आइन्दा के जनम में सुख स्थान 
के प्राप्ति की आसा पर यह कार्रवाई करते रहे।। 

४ - खुलासा यह है कि जो कुछ ऊपर लिखा गया, 
उससे भी ज्यादा तकलीफ के काम जेसे डडोती परिक्रमा 
और हमेशा नगे बदन रहना और धूप और मेह और 
सरदी की बर्दाश्त करना वगैरा २ लोगो ने इखि्तियार 
किये, पर सच्चे मालिक का भेद और पता उनको न 
मिला और न उनके धाम में पहुँचने की जुगल उनको 
मालूम पङ्ी। | 

५ - अष्टाग योग की जो कि एक मुशकिल अभ्यास 
प्राणो के साधन का है, बहुत महिमा पिछले जोगीश्वरो 
और औरतारों ने करी, बल्कि उसी को एक खास 
साधन ब्रह्मा पद की प्राप्ति के वास्ते करार दिया । मगर 


| १ ] छठाभा [ ३ | भाग 


यह साधन ऐसा कठिन था कि सिवाय बिरले ईश्वर-कोटि 
मनुष्यो के ओर किसी से दुरुस्त और पूरा न बना और 
इस वास्ते सब के सब नीचे के देश में रहे और बह्या 
पद तक न पहुँच सके । | 

६ - ऐसी हालत जीवों की देख कर कुल्ल मालिक 
राधास्वामी दयाल ने अति दया करके सत सतगुरु रूप 
धारन किया और सहज जुगल जीव के उद्धार की सुरत 
शाब्द मार्ग की कमाई से प्रकट करी ।। 

७ - हरचद सुरत और मन का घट मे चढ़ाना शब्द 
के वसीले से कुछ आसान काम नहीं है यानी इसके 
वास्ते भी वैराग्य ससार और उसके भोगों से और गहरा 
अनुराग चरनों मे सत सतगुरु और कुल्ल मालिक 
राधास्वामी दयाल के, दरकार है, लेकिन निहायत दया 
करके और जीवो को बलहीन और लाचार देख कर 
ऐसी मौज फरमाई है कि जो कोई इस अभ्यास को, 
जिस कदर उससे बन सके, बराबर करे जावेगा तो 
राधास्वामी दयाल अपनी खास मोहर और दया के 
साथ, उसको चौरासी से बचा कर ऊंचे और सुख 
स्थान में बासा देंगे और दो या तीन बार जब २ सत 
सतगुरु इस लोक में प्रगट होवे, उसको नर देही देकर 
और सलसग में शामिल करके और कमाई करा के, 
निज घर में पहुँचाते हैं।। 

८ - ऐसी भारी दया जीवों पर आज तक कभी नही 
हुई और न किसी दूसरे की ऐसी ताकत है कि इस 
किस्म की दया कर सके। यह काम कुल्ल मालिक और 
सर्व समर्थ राधास्वामी दयाल का है कि अपनी मौज से 
जेसे चाहे आसान से आसान तरकीब के साथ जीवों का 


| ४% |] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ] प्रेम पत्र राधास्वामी [ बचन | 
उद्धार फरमावे। किसकी ताकत है कि इस दया का 
शुकराना अदा कर सके या उनकी दया और बरिशश 
के मुवाफिक करनी कर सके? 

९ - अलावा इसके कुल्ल मालिक राधास्वामी 
दयाल ने और एक निहायत आसान तरकीब जीवों के 
उद्धार के वास्ते जारी फरमाई कि जिससे हर एक 
किस्म का जीव, चाहे उससे सलसग और अभ्यास भी 
कम बनता होवे या जेसा चाहिये दुरुस्त न बन सके, 
तो भी वह थोड़ी बहुत दया और उसके मुवाफिक 
उद्धार का अधिकारी हो सकता है यानी उसके उद्धार 
का सिलसिला जारी हो कर एक दिन वह धुर मुकाम 
में पहुँचने के लायक बन सकता है।। 


१० - वह आसान तरकीब यह है कि जीव कुल्ल 


मालिक राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु के सतसग 
की महिमा सुन कर, उनके चरनों में थोड़ी बहुत प्रीति 
लावे और मुहब्बत का नाता उनसे और उनके सलसग 
में जोड़ें। जिस कदर प्रीति जिसको चरनों में और 
सतसग मे आवेगी, उसी कदर उसके अतर मे सफाई 
होती जावेगी और नाम यानी हिरदे में चरन बसते 
जावेंगे यानी याद बढ़ती जावेगी | । 


११ - यह प्रीति आहिस्ते २ दुनिया की अन्य प्रीतों 
को घटावेगी और बढ़ती २ इस कदर तरक्की पकड़ेगी 
कि चरनों का गहरा प्रेम जीव के हिरदे में पेदा हो 
जावेगा और सब तरफ से आहिस्ते २ हटा कर एक 
दिन निज धाम में पह्टुँचावेगा। | 


१२ - जिसके हिरदे में थोड़ी से थोड़ी भी प्रीति 
राधास्वामी दयाल और सल सलगुरु की पेदा हुई है, 


| १] छठाभा [ ५ | भाग 


वह भी चौरासी से बचा लिया जावेगा और सुख स्थान 
में बासा पावेगा और तीन चार जनम संत सतगुरु की 
मौज और दया से धारन करके वह भी एक दिन निज 
धाम में पहुँचा दिया जावेगा।। 

१३ - अब ख्याल करो कि लोग दुनिया में अनेक 
जगह और अनेक जीवों से किसी न किसी दरजे की 
प्रीति कर रहे हैं, लो उनको थोड़ी बहुत प्रीति 
राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु के चरनो में लाना 
कुछ मुशकिल बाल नहीं है, क्योंकि प्रीति करना और 
उसके मुवाफिक व्यवहार बर्तना वे अच्छी तरह से 
जानते है। । 


१४ - अब गौर का मुकाम है कि राधास्वामी दयाल 
ने किस कदर आसान तरीका, अलावा सतसंग और 
अभ्यास के, वास्ते उद्धार आम जीवों के, जारी फरमाया 
है। जो जरा भी दीनता के साथ प्रीति करे, वही उद्धार 
का अधिकारी हो सकता है।। 


१५ - सिवाय इसके और ज़्यादातर दया कुल्ल 
मालिक राधास्वामी दयाल ने इस तरह पर फरमाई है 
कि जो कोई उनसे या सत सतगुरु से प्रीति न कर 
सके, लेकिन उनके सच्चे सतसगी यानी प्रेमी सेवक से 
किसी तरह पर प्रीति करे यानी रिश्तेदार होकर अपने 
रिश्ते के मुवाफिक मुहब्बत करे या उसकी भक्ति देख 
कर परमार्थी प्रीति करे, तो उसकी प्रीति का फल 
उसको थोड़ा बहुत वैसा ही मिलेगा, जेसा कि 
राधास्वामी दयाल के चरनों में प्रीति करने से हासिल 
होता । अब इस दया का विचार करो कि कही वार पार 
नहीं हे कि बगेर करनी के भी जीवों को मेहरी जीवों के 


| ६ |] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ] प्रेम पत्र राधास्वामी [ बचन 
गोल मे शामिल करके, आइन्दा को विशेष मेहर और 
दया यानी पूरे उद्धार के लायक बनाते हैं। ऐसी मेहर 
जीवों पर कभी नही हुई और न कोई दूसरा, सिवाय 
कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल के, कर सकता है।। 


१६ - जो कोई इस कदर आसानी और निहाय 
दरजे की दया की, जो जीवो पर इस जमाने मे फरमाई 
गई है, कदर न करे और बाखि्शिश न लेवे तो जानना 
चाहिये कि वह जीव अभागी है। और जो जीव कि 
कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल या उनके सतसगियों 
से बजाय भाव और प्रीति करने के विरोध रवरवे या 
उनकी निंदा करे तो उनको जानना चाहिये कि वह महा 
अभागी है और इस जनम में और आइन्दा महा कष्ट 
और कलेश भोगेगा। मगर फिर भी दया उसको थोड़ा 
बहुत डंड पाने के बाद सच्चे रास्ते पर लाकर उद्धार 
का अधिकारी बनावेगी । 


बचन दूसरा 


काल करम से डरो और कुल्ल मालिक 
राधास्वामी दयाल और संत सतगुरु की ओट 
गहो और उनके चरनो की तरफ भागो ।। 


१ - काल और कर्म बड़े जबरदस्त है, और इस 
रचना में भारी जोर इनका हे। 

२ - जीवो को अनेक रीति से दुख पहुँचाते है और 

सख्त मुसीबत में उनको गिरफ्तार करते है, जहाँ किसी 


® 


2 


| २] छठाभा [ ७ | भाग 
का बल और चलुराई किसी तरह की मदद नहीं कर 
सकती । | 
३ - जिस २ रीति से यह काल और कर्म जीवो 
को सताते हैं, उसकी थोड़ी सी शरह लिखी जाती है।। 
आफात आसमसानी 


(१) बे वक्त या बहुत ज्यादा बारिश (२) बे वक्त 
या ज्यादा ओले का बरसना (३) बे वक्त या ज्यादा 
बर्फ का बरसना (४) भूचाल (५) तूफान हवा या पानी 
का (६) मरी या सख्त वबा (७) बिजली का गिरना 
(८) बारिश बिल्कुल न होना या अकाल का पड़ना ।। 


आफात दुनियावी 


(१) रोग यानी देह की अनेक किस्म की बीमारी 
(२) सोग यानी प्यारो की मौत का रज (३) नुकसान 
धन और माल व असबाब (४) लडाई राजाओं की 
(५) नुकसान माल व जान, लड़ जाने रेल से 
(६) नुकसान माल व जान, डूब जाने व टूट जाने 
जहाज़ों से (७) नुकसान माल व जान, गिर जाने 
मकानाल (८) नुकसान माल व जान, लग जाने आग 
से (९) कजिये व झगड़े, ब-सबब ना-इत्तिफाकी या 
क्रोध विरोध और लोभ के (१०) मुफलिसी व नादारी 
सोहबत और बुरे कामो की तरफ (११) खराबी मन की 
और झुकाव उसका नाकिस सोहबत और बुरे कामो की 
तरफ (१२) नुकसान जान व माल, ब-सबब चोरी व 
डाकेजनी | | 
४ - यह सब तकलीफे और मुसीबते जीवों पर 
समय २ पर, कभी खास और कभी आम तौर से । 


| ८ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ] प्रेम पत्र राधास्वामी [ बचन | 
गुजरती रहती हैं और वे लाचार होकर इनको सहते हैं 
और हरचंद रोते और पुकारते हैं, पर कोई, सिवाय 
बाजी २ हालतों के, उनकी मदद किसी तरह नहीं कर 
सकता। 


५ - सब लोग ऐसा कहते है और समझते है कि 
यह सब तकलीफे जीवो के पिछले अगले कर्मो का फल 
है, पर उन कर्मो को कोई नही काट सकता और न 
कोई उनके कटने का जतन या इलाज बललाता है, 
इस सबब से जीव निहायत दुखी और नि:आसरे रहते 
है।। 

६ - संत सतगुरु दया करके जुगत और जतन 
बललाते हैं। जो जीव उनके बचन की प्रतीत करके और 
उनके उपदेश को ग्रहण करके दिलोजान से उसका 
थोड़ा बहुत अभ्यास करें और कुल्ल मालिक राधास्वामी 
दयाल के चरनों में प्रीति और प्रतीत लावें तो आहिस्ते 
आहिस्ते उनके अगले पिछले कर्म कट सकते हैं और 
जिन आफतों का ऊपर जिक्र हुआ, उनसे किसी कदर 
बचाव मुमकिन है। । 

७ - बचाव की दो सूरते है, और यह हर एक शख्स 
की प्रीति और प्रतीत यानी भक्ति और अभ्यास पर 
मुनहसिर है यानी जिस दरजे की भक्ति जिस शख्स की 
होगी, उसी कदर बचाव उसका दोनों सूरतों में हो 
सकता है।। 

च; - पहिली सूरत यह है कि सख्त और भारी 
मुसीबते उस पर बिल्कुल न आवे या बहुत कम आवे, 
और उसमें भी दया की मदद शामिल रहे।। 


| २] छठाभाग [ ९ | भाग 

९ - दूसरी सूरत यह है कि चाहे किसी किस्म की 
तकलीफ या मुसीबत आवे और जाहिरा उस पर गुज़रती 
मालूम भी होवे, लेकिन उसके अंतर में उसका असर 
बहुत कम होवे या बिल्कुल न होवे यानी अंतर में प्रेम 
और दया और मेहर की धारा उसको शान्ति और 
ताकत बर्दाश्त की देती रहे।। 


१० - सिवाय सत्तपुरुष राधास्वामी दयाल के जो 
इस लोक में सत सतगुरु रूप धारन करके प्रगट हुये, 
और भी उनकी जुगल के, और कोई इलाज काटने 
कर्मो और दूर करने या घटाने मुसीबतों का कतई नही 
है और न किसी दूसरे मत में उस जुगल का जिक्र या 
इशारा है। । 

११ - जो कुछ जतन या तदबीरें वास्ते दूर करने 
या घटाने बाज़ तकलीफो के जीव अमल में लाते है, 
वह मामूली और दुनियावी है और किसी २ मुआमले मे 
और किसी २ वक्त थोड़ा बहुत फायदा भी देती हैं, 
लेकिन बहुत सी जगह वह लदबीरें कुछ काम नहीं 
आती है।। 


१२ - राधास्वामी मत के मुवाफिक बहुत से कर्म 
सलसग और अभ्यास करके काटे और ढीले किये जा 
सकते हैं, बाजे मेहर और दया से कमजोर हो जाते हैं 
यानी उनका असर कम व्यापता है।। 


१३ - यह कैफियत दया और मेहर की सतसंगी 
जीव की मौल के वक्‍त बहुत साफ नज़र आती है यानी 
कर्मो का असर कम व्यापता दिखलाई देता है और 
मेहर और दया का भारी असर प्रकट नजर आता है कि 
| जिससे जीव देह छोड़ने के वक्‍त निहाय मगन और 


| १० | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | 
प्रेम पत्र राधास्वामी [ बचन 


मसरूर हो जाता है और उस ख़ुशी का निशान उसके 
चेहरे पर साफ दिखलाई देता है।। 


१४ - जो कोई इस बात की प्रतीत न करे तो 
उसको समझना चाहिए कि जिस कदर दुख सुख देह 
और दुनिया का है, वह जीव को ब-सबब उसके 
बन्धन के व्यापला है। और बधन देह और दुनिया के 
साथ जाग्रत अवस्था में सुरत के आँख के मुकाम पर 
नशिस्त* होने से पैदा होता है। जिस किसी को जुगल 
और तरकीब सुरत को आँख के मुकाम से सरकाने की 
मालूम है, वह, जिस कदर, उसका अभ्यास है, उसी 
कदर, सुरत को हटा कर और चरनो मे लगा कर, देह 
और दुनिया के दुख सुख से अपना बचाव कर सकता 
है। । 

१५ - यह बात साफ जाहिर है कि स्वप्न और 
सुषुप्ति अवस्था में किसी को देह और दुनिया का दुख 
सुख नहीं व्यापता। यह खराबी सिर्फ जाग्रत अवस्था में 
है। सो उसके दूर करने का जतन संतों ने यही 
फरमाया है कि जैसे बने मन और सुरत को शब्द और 
स्वरूप में लगा कर जाग्रत के मुकाम से हटाओ। और 
यह जुगल सुरत को हटाने और सरकाने की निज घर 
की तरफ, और किसी मत मे, सिवाय राधास्वामी संगत 
के, जारी नहीं है। फिर जाहिर है कि जो कोई 
राधास्वामी मत में शामिल होकर और सच्चे मन से 
प्रीति और प्रतीत के साथ, सुरत शाब्द मार्ग का अभ्यास 
शुरू करेगा, वही एक दिन हर किस्म की तकलीफ 
और मुसीबत, बल्कि मौत की सरञ्ती से, बच कर अपने 
निज घर मे जो कि कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल 


(  १-निशाना . ;॥। - निशाना। | 


| २] छठाभाग [ ११ | भाग 


का धाम और अमर और परम आनन्द का स्थान है, 
पहुँच कर हमेशा को महा सुखी हो जावेगा । | 


१६ - और मालूम होवे कि राधास्वामी दयाल अपने 
बच्चो की, जो सच्चे होकर उनकी सरन मे आये है और 
जिस कदर बनता है, सुरत शाब्द मार्ग का अभ्यास भी 
कर रहे हैं, अनेक तरह से खलासी और छुटकारा, 
काल और माया के जाल से फरमाते है। यानी अंतर 
और बाहर सलसग कराके उनके अगले पिछले कर्मो 
का काटना शुरू करते है, ताकि जल्दी सफाई होकर 
सुरत अपने घर की तरफ जाने के काबिल हो जावे। 
और यह कर्म, कटने के वक्‍त, कोई कोई अलर में 
अभ्यास वगेरा के वक्‍त, या और कोई कोई बाहर भक्ति 
अग में बरताव के वक्त, या व्यवहारी और रोजगारी 
कारोबार के इजराय में अपना फल देते है, लेकिन 
राधास्वामी दयाल की दया हमेशा संग रहती है और 
जिस कदर और जिस तरह रक्षा और सम्हाल के साथ 
कर्मो का भुगतवाना मंजूर है, उसी मुवाफिक कार्रवाई 
अंतर बाहर मौज से जारी होती है।। 

१७ - जिस किसी के जैसे कर्म हैं, उस मुवाफिक 
दुख सुख भी ज़रूर थोड़ा बहुत व्यापता है और मन मे 
खौफ और घबराहट भी पैदा होती है, लेकिन नतीजा 
उसका मसलहत से खाली नही होता यानी उन कर्मो 
के भोग में जो चिन्ता और फिक्र और खौफ या 
तकलीफ थोड़ी बहुत मन और तन पर गुजरती है, वह 
किसी कदर सफाई और सिमटाव या चढ़ाई मन और 
सुरत की या टूटने या ढीले होने कोई कोई बधन का 
और ससार और उसके पदार्थो से उदासीनता पैदा 

होने का फायदा देती है।। 


| १२ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | २] प्रेम पत्र राधास्वामी [ बचन | 

१८ - इस तरह पर बहुत से कर्म जो आगे जनम 
देकर अपना भोग देते, वे सत सतगुरु और राधास्वामी 
दयाल की मेहर से, एक ही जनम बल्कि कुछ थोड़े ही 
अर्स में अपना सूक्ष्म फल देकर साफ हो जाते है। यह 
बाल बगेर खास दया और मेहर के हासिल नहीं हो 
सकती यानी मेहरी जीवो में भी जो खास हैं उनके 
वास्ते ऐसी जल्दी की जाती है और बाकी का हिसाब 
आहिस्ते २ जिस कदर उनकी ताकत बरदाइ्त की 
देखी जाय और जेसी उनकी हालत और संगत और 
रहनी वगैरा होवे, उसके मुवाफिक तै किया जाता है।। 

१९ - सब जीवो को जो राधास्वामी दयाल की 
सरन में आये है, इस बाल का यकीन करना चाहिये कि 
वे अति दया करके सब के अगले पिछले कर्म 
आहिस्ते २ या जल्द जेसा मुनासिब होगा, काट कर 
एक दिन निर्मल करके निज घर मे पहुँचावेंगे।। 

२० - और मालूम होवे कि जिस वक्त राधास्वामी 
दयाल किसी जीव के कर्म काटते हैं या उसकी सफाई 
करते है, तो जीव को ऐसा नही मालूम होता कि उस 
की सफाई हो रही है, बल्कि दोनों मुआमलों में चाहे 
दुनिया का होवे या परमार्थ का, उस को ऐसा नज़र 
आता है कि कुछ खराबी हो रही है या होने वाली है। 
बल्कि मामूली तौर व कायदे के मुवाफिक से भी 
कार्रवाई कुछ नाकिस व अबतर मालूम होती है, इस 
वजह से घबराहट और परेशानी ज्यादा होती है और 
दया और मेहर और रक्षा का हाथ बिल्कुल नजर नही 
आता या ऐसा मालूम होता है कि समर्थ धनी 
राधास्वामी दयाल, इस वक्त में मुतलक तवज्जह नही 


| २] छठाभाग [ १३ | भाग 

फरमाते हैं। कहीं थोड़े अर्से बाद जबकि वह कार्रवाई 
खलम हो जाती है या करीब खलम के होती है, अकसर 
जीव को साफ मालूम होता है कि शुरू से अखीर तक 
जो कुछ कि हुआ और जेसा कुछ कि नतीजा निकला, 
ऐन दया और मेहर से हुआ और उसी में उसका 
फायदा था। 


२१ - कभी २ ऐसा भी होता है कि जीव को 
राधास्वामी दयाल की दया की कार्रवाई की खबर भी 
नहीं होती और वह अपने मन मे ऐसा समझता है कि 
उस पर हर तरफ से सख्ती हो रही है और उसकी 
बेहतरी के वास्ते राधास्वामी दयाल कुछ तवज्जह नही 
फरमाते । बल्कि परमार्थी कार्रवाई में भी कि जिसके 
वास्ते वह शौक के साथ तड़प रहा है, कुछ मदद या 


तरक्की नहीं देते लेकिन असल में और ही हाल है यानी 
हर तरह से परमार्थी कार्रवाई बढ़ा रहे हैं और अनेक 
रीति से सफाई कर रहे है और जीव को उसका भेद 
और हाल जताना मुनासिब नही समझते है। हर मुआमले 
में उनकी मसलहतल वेही खूब जानते है, जीव की ताकत 
नहीं कि उसको फौरन समझ सके, अलबत्ता कुछ अर्स 
गुजरने के बाद कुछ २ या थोड़ी समझ समझाये से आ 
सकती है। । 


२२ - हर हालत में सच्चे सतसगी और सतसगिन 
पर फर्ज है कि जब कुल मालिक राधास्वामी दयाल को 
सर्व समर्थ और अंतरजामी और अपना मुरब्बी और 
सतगुरु और मालिक करार दिया है, तो चाहे सरबती 
होवे चाहे नरमी या तकलीफ होवे या आराम, इस 
मुआमले मे कर्ता धरता उन्ही को समझे और माने। 


4 


| १४ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ४ ] प्रेम पत्र राधास्वामी [ बचन 

और जब उस हालत की पूरी २ बरदाश्त न होवे, तो 
उन्हीं के चरनों मे दया और बरदाइत की ताकत की 
प्राप्ति के वास्ते प्रार्थना करे और फौरन जवाब न मोंगे, 
कुछ देर इन्तजार करे, तब उस को दया की खबर 
थोड़ी बहुत जरूर पड़ेगी । | 

२३ - जो किसी वक्त में खातिररख्वाह यानी जीव 
की माँग के मुवाफिक दया होती मालूम न पड़े और 
कोई दिन सरबती और तकलीफ जारी रहे, तो भी 
समझना चाहिये कि बिलफेल ऐसी ही मोज राधास्वामी 
दयाल की है और उसके साथ जैसे बने वैसे मुवाफकल 
करे, मगर ऐसी सूरत में राधास्वामी दयाल थोड़ी बहुत 
ताकत बरदाश्त की जरूर बखशेंगे और सरती और 
तकलीफ में कुछ कमी भी ज़रूर होगी || 

२४ - सख्ती और तकलीफ में बचाव की सूरत 
सिवाय राधास्वामी दयाल के चरनो के और नही है, सो 
जीवो को मुनासिब और लाजिम है कि अतर और बाहर 
उनके चरनों की तरफ भागे और ओट लेवें तो थोड़ा 
बहुत सहारा ज़रूर मिलेगा ।। 


२५ - इस मुकाम पर एक बाल का याद दिलाना 
सब सतसगी और सतसंगिनों को मुनासिब मालूम होता 
है और वह यह है कि जब वे मुवाफिक कायदे भक्ति के 
तन मन और धन जिस कदर जिससे बन सका, कुल 
मालिक राधास्वामी दयाल के चरनों में अर्पन कर चुके, 
फिर इनके ज़ाहरी या असली घाटे और बाड़े मे, किसी 
किस्म की शिकायत दुरुस्त और सही नही हो सकती 
है। लेकिन जो कि इस जमाने में जीव निहायत निबल 
और नादारी और दुनिया के बखेड़ो के सबब से सर्त 


® 


2 


| ३] छठाभा [ १५ | भाग 
लाचार है, इस वास्ते जो कुछ वे शिकायत करे या माँग 
माँगे, वह रवा रक्खी गई है। पर इस कदर अहतियाल 
चाहिये कि जो किसी मुआमले में उनकी मरजी के 
मुवाफिक कार्रवाई न होवे, तो अपने मालिक 
राधास्वामी दयाल से बे-मुख और बे-ऐतकाद न हो 
जावे। और जब कि दुनिया के लोग सख्ती और 
तकलीफ की जेसे बने, रो पीट कर बरदाश्त और सबर 
करते हैं, तो सब सलसंगियों पर भी फर्ज है कि अपने 
मालिक की मौज समझ कर, जिस कदर बने, उसकी 
दया का बल लेकर, उसके साथ मुवाफकत यानी 
उसकी बरदाश्त करें। और वास्ते आइन्दा के, खास 
दया और मेहर के उम्मेदवार रहें, क्योंकि सख्ती के 
बाद जरूर कुछ नरमी होती है, जैसा कि इस कड़ी में 
कहा है। । 
|| दोहा।। 
दया भली न असाध की, भली सत की त्रास। 
जो सूरज गरमी करे, तो घन बरसन की आस। 

और राधास्वामी दयाल ने फरमाया है कि सतों के 

क्रोध में भी दात है और मूर्खो की दया में भी घात है। 


बचन तीसरा 


जब तक संसारी स्वभाव और मन के 


विकारी अग घटाये न जावेगे, तब तक चढ़ाई 
और ऊँचे देश में ठहरना मुमकिन नही है। 
इस वास्ते परमार्थी को चाहिये कि सूरमाओं 


| १६ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ६ ] प्रेम पत्र राधास्वामी [ बचन | 


की लरह दया का बल लेकर, मन और 
उसके दूलो और इन्द्रियो से जूझ कर, मलीन 
लरंगों को रोके और दूर करे, लब रन जील 
कर अपने निज स्थान मे पहुँचेगा और सुरत 
वहाँ से न्यारी होकर सत्तपुरुष राधास्वामी 
देश की तरफ चलेगी ।। 


१ - जो कि जीव वक्त पेदायश से और जब तक 
कि उनको सलसग में शामिल होने का मौका मिले, 
संसारियों के संग में परवरिश पाते हैं और उन्हीं के 
साथ रोजाना बर्ताव और व्यवहार बर्तते हैं, इस सबब 
से उनमे ससारी आदते और ख्वाहिशे भरी रहती है और 
उन्हीं के मुवाफिक उनका चाल चलन और खयालात 
और सोच और विचार होता है। 


२ - यह संसारी स्वभाव और व्यवहार ख़ुद-मतलबी 
से भरा हुआ रहता है यानी हर एक शख्स सिवाय अपने 
मतलब के दूसरे का कुछ ख्याल नही करता और जेसे 
बने वैसे अपना मतलब बनाता है, चाहे उसमे दूसरे का 
नुकसान हो या फायदा ।। 

३ - जितने कर्म कि संसारी लोग करते हैं, उनमें 
से बाजे ज़रूरी और बहुत से फिज़ूल हिर्स करके करते 
हैं और निहायत अहंकार अपना, उनके करने में, 
ज़ाहिर करते हैं और बहुत जल्द मतलब के पूरे होने या 
न होने पर दुखी सुखी हो जाते हैं। 


४ - यह लोग अपने मन के हाल और चाल से 
बेखबर रहते हैं। और दूसरे की कसर जताने को या 


| ३] छठाभा [ १७ | भाग 


उस पर तान मारने को तैयार रहते हैं और जरा सी 
बात पर बे समझे बूझे जल्द गुस्से में भर आते है और 
शिकवा और शिकायत करने लगते हैं। 

५ - किसी की निदा और किसी की स्तुति करना 
ससारियों का स्वभाव है और यह कार्रवाई अकसर 
बे-तहकीकात और बिना विचारे हुए करते हैं और किसी 
के हर्ज और नुकसान का, जो उनकी निदा और स्तुति 
से पैदा होवे, जरा भी खयाल नही करते। 


६ - एक भारी ऐब ससारी मद॑ और औरतों में यह 
है कि चाहे कोई उनके सामने किसी की कैसी ही बुराई 
या बदनामी करे, तो उस पर फौरन यकीन ले आवे 
और उस अपने यकीन के मुवाफिक थोड़ी बहुत कार्रवाई 
शुरू कर देते हैं और बगैर तहकीकात के उस बुराई की 


बात को, हर एक के सामने ज़ाहिर करने मे कुछ दरेगा 
नहीं करते। जो कोई उस बात को ना-दुरुस्त या झूठा 
बललावे, तो उसके कहने को जल्दी सही नही मानते। 

७ - एक दूसरे की ईर्षा करना और उसकी बड़ाई 
और तरक्की को देख कर हसद करना यह भी ससारियो 
का खास स्वभाव है, चाहे कोई, अपना खास अजीज 
या रिश्तेदार होवे, बल्कि जहाँ मुहब्बत और रिश्ता है, 
वहाँ ईर्षा और भीतरी अन-देखनापन ज़्यादा होता है 
और उसकी चाल ढाल पर चाहे वह दुरुस्त ही होवे, 
जरूर तान और तंज करके कुछ न कुछ ऐब और बुराई 
निकाले। खुलासा यह है कि अपने से बढ़कर किसी को 
ख़ुशी के साथ देख नहीं सकते। 


८ - ससारी जीवो मे यह भी स्वभाव जबर रहता है 
कि जरा सी तकलीफ और सख्ती मे घबरा कर 


| १८ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ८ ] प्रेम पत्र राधास्वामी [ बचन 
शिकायत, मालिक की और जीवों की, करने लगते है। 
क्षमा और बरदाइत बहुल कम रखते है और जो तदबीर 
उस तकलीफ के दूर होने के वास्ते कोई शारव्स 
बललावे, उसको फौरन करने को तैयार होते है, चाहे 
वह दीन और दुनिया के कायदे के मुवाफिक दुरुस्त 
होवे या नहीं । 

९ - ससारियो का पूरा विशवास और ऐतकाद 
किसी में नहीं होता। जब तक काम निकले जाय, तब 
तक यकीन दुरुस्त रहता है और जब किसी काम में 
खलल पडे, लब ही एतकाद जाता रहता है, मगर कही 
कहीं खौफ के सबब से निभाते रहते हैं। । 


१० - अपने बचाव और अपने मतलब के हासिल 
करने के वास्ते झूँठ बोलने में दरेगा नहीं करते और 


जिस किसी से अदावत या बर-खिलाफी हो जावे, तो 
उस पर झँँठा इलजाम या तान लगाना या किसी तरह 
से उसकी बदनामी कराने में खौफ नहीं करते, मगर 
यह बात आम नहीं है। आला दरजे के यानी उत्तम लोग 
ऐसी कार्रवाई नहीं करते और औसत दरजे वाले भी 
अक्सर खौफ करते हैं।। 

११ - जिस सतसंग मे मालिक और उसके प्रेम की 
महिमा या भेद का वर्णन होवे, ससारियो का मन कम 
लगता है, लेकिन जहाँ किस्से और कहानी और लड़ाई 
और झगड़ों की कथा होवे, उसको बहुत ख़ुशी से सुनते 
है। | 

१२ - सच्चे परमार्थ मे पेसा खर्च करना नही चाहते, 
मगर जब कभी तकलीफ होवे, या दिखावे और शोहरत 


N 


| ३] छठाभा [ १९ | भाग 


की चाह या कुछ मतलब होवे, तो वहाँ ख़ुशी के साथ 
खर्च करते हैं।। 


१३ - पाखंडी परमार्थियों की महिमा जो कि अनेक 
तरह के स्वाग बना कर और अपनी देह को तकलीफ 
देते हैं, बहुत जल्द चित्त में समाती है, और वहाँ उमंग 
के साथ दर्शन और सेवा करते हैं, लेकिन सच्चे 
परमार्थियों के संग में उनका मन नहीं लगता और न 
उन पर भाव आता है। 


१४ - यह थोड़ा सा हाल संसारी जीवों के स्वभाव 
और आदत का (जो संसारियों के संग से पैदा होते हैं) 
लिखा गया है। जो संतों का सतसंग भाग से मिल 
जावे, तो यह स्वभाव बहुत जल्द दूर होकर सच्चे भक्त 
और प्रेमी जन के मुवाफिक बर्तावा जारी होना मुमकिन 


है।। 

१५ - बगैर संतों और अंतरमुख अभ्यासियों के 
सतलसंग के, ससारी स्वभाव और आदतों का बदलना 
मुमकिन नहीं है। इस वास्ते हर एक शख्स को जो 
अपने जीव का सच्चा कल्यान चाहे, मुनासिब है कि 
संतों या उनके प्रेमी जन का सतसंग तलाश करके 
उसमे शामिल होवे और उनकी दया लेकर अपना भाग 
बढ़ावे यानी बचन चित्त से सुन कर और उनका मनन 
करके, थोड़ी बहुत करनी उनके मुवाफिक करना शुरू 
कर दे और उपदेश लेकर अंतर अभ्यास भी जारी कर 
दे, तो आहिस्ते आहिस्ते सफाई होती जावेगी और 
कुल्ल मालिक के चरनों का प्रेम हिरदे में पैदा होता 
जावेगा । 


| २० | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ० |] प्रेम पत्र राधास्वामी [ बचन | 

१६ - मालूम होवे कि बिना बाहर के सतसंग के, 
सशय और भरम किसी के दूर नहीं हो सकते और न 
मोटे बधन जगत के कट सकते है और न ससार और 
संसारियों की प्रीति घट सकती है। 

१७ - जिस किसी को दुनिया का हाल वक्त 
पेदायश से मौत तक देख कर, कुछ सोच और विचार 
मन में आया है और सच्चा फिक्र अपने जीव के कल्यान 
का पैदा हुआ है, वह शख्स सतसंग के बचनों को बड़ी 
तवज्जह के साथ सुनेगा और अपने मन के हाल को 
उनसे मिला कर फौरन फिज़ूल और ना-माक्ूल स्वभाव 
और बधन को दूर करेगा और इसी तरह अन्तर और 
बाहर की सफाई हासिल करने के लिये कोशिश करेगा ।। 


१८ - जब कि सतसंग करके संत सतगुरु और 


मालिक के चरनो का थोड़ा बहुत प्रेम हिरदे मे जागना 
शुरू होगा, उस वक्त अतर अभ्यास सुरत शाब्द मार्ग 
का थोड़ा बहुत दुरुस्ती से बन पड़ेगा और दया के 
परचे पाकर प्रीति और प्रतीत चरनों में बढ़ेगी। 


१९ - फिर ऐसे सतसगी की नज़र में दुनिया और 
उसका सामान और भोग विलास ओछे नजर आवेगे 
और दिन २ उनकी तरफ से तवज्जह हट कर, परमार्थ 
की महिमा चित्त मे ज्यादा से ज्यादा समाती जावेगी | | 


२० - उस वक्त ऐसे सतसंगी का मन दया और 
मेहर का बल लेकर, विघ्न कारक स्वभाव और तरगों 
से जूझ कर उनको दूर हटावेगा या उनका जोर इस 
कदर घटावेगा कि फिर वह उसके अभ्यास मे खलल 
न डाले । | 


| ४] छठाभा [ २१ | भाग 


२१ - ऐसे सतसगी पर मेहर और दया सत सतगुरु 
और कुल मालिक राधास्वामी दयाल की दिन २ बढ़ती 
जावेगी और उसके साथ ही प्रीति और प्रतीत भी उसके 
हिरदे में नित प्रति बढ़ती जावेगी ।। 


२२ - जीव की ताकत नहीं है कि काल और कर्म 
और मन और माया से मुकाबला कर सके, लेकिन संत 
सलगुरु और कुल मालिक राधास्वामी दयाल की दया 
का बल लेकर उनको हटा सकता है। फिर जिस प्रेमी 
जन पर ऐसी दया और मेहर है, वही एक दिन माया 
की हह को तै करके, निज धाम में बासा पावेगा और 
वहाँ हमेशा को सुखी हो जावेगा ।। 


बचन चोथा 


राधास्वामी मत के सतसंगी को अपने 
उद्धार की निसबल किसी तरह का शक और 
सदेह नहीं करना चाहिये। राधास्वामी दयाल 
अपनी मेहर से सब कारज उसका दुरुस्त 
बनावेगे | 

१ - जिस किसी ने कि राधास्वामी मत धारन किया 
है और उपदेश लेकर सुरत शाब्द मार्ग का अभ्यास कर 
रहा है, उसको निसबल अपने पूरे उद्धार के, किसी 
वक्‍त और किसी हालत में किसी तरह का शक और 
सदेह मन मे नहीं लाना चाहिये और न किसी सबब से 
अपने मन में निरास होना चाहिये ।। 


| २२ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | २] प्रेम पत्र राधास्वामी [ बचन | 
२ - राधास्वामी दयाल की ऐसी दया और मोज है 

कि जो कोई उनकी सरन मे आया है और अपने जीव 
के कल्याण के वास्ते सच्चे मन से उनके चरन, पकड़े 
है, उसकी वे हर तरह से सम्हाल और खबरगीरी आप 
करते हैं। और जिस कदर भक्ति और भजन उससे बन 
पड़े, उतने ही को मजूर और कबूल फरमा कर आपनी 
दया की बरिशश फरमाते है, यानी अखीर वक्‍त पर 
उसकी सुरत की सम्हाल आप करते हैं और अपने 
दर्शन देकर और शब्द सुना कर सहज मे उसकी सुरत 
को पिंड से न्यारा करके ऊँचे देश और सुख स्थान में 
बासा देते है। और फिर आइन्दा, जरूरत के मुवाफिक, 
एक दो या तीन बार सतगुरु के संग नर देही में 
लाकर, और बाकी करनी करा कर, निज स्थान में 


पहुँचाते हैं। । 


३ - हरचद कुल मालिक राधास्वामी दयाल ने कई 
बार अपने मुख से ऐसा बचन फरमाया (और वह कई 
जगह बानी में लिखा हुआ मौजूद है) कि जो जीव 
हमारी सरन में आया है या सच्चे मन से दीन अधीन 
हुआ है या जिसने प्रेम के साथ सतसंग और अभ्यास 
किया है और हमने प्रसन्न होकर उसको अपनाया है, 
इन सब जीवों का फिक्र और ख्याल हम आप रखते है 
और उनसे जेसी और जिस कदर करनी बन पड़े, करा 
कर सुख स्थान में और फिर एक दिन उनको निज 
धाम में पहुँचावेंगे। | 

४ - लेकिन मन का ऐसा स्वभाव है कि जब इससे 
करनी, मुवाफिक हुक्म के, न बन पड़े या तरंगे विकारी 
और फिज़ूल उठाता रहे, तो अपने उद्धार की निसबल 


| ४] छठाभा [ २३ | भाग 
फौरन शक और सदेह खातिर मे लाकर दुखी हो जाता 
है और डर जाता है कि ऐसी सूरत में सतगुरु 
राधास्वामी दयाल उसका उद्धार कैसे करेंगे। और जब 
अक्सर मन की ऐसी हालत होती रहती है और जीव का 
बल वास्ते उसकी सम्हाल के पेश नही जाता, तब 
किसी कदर निरासता चित्त में आ जाती है और ऐसा 
ख्याल पैदा होता है कि जब मन में ऐसी नापाकी धरी 
हुई है और जब तब ससार और उसके भोगों की तरफ 
झोके खाता हे और रोकने से नहीं रुकता, तो वह ऊँचे 
और शुद्ध स्थान में बासा पाने के काबिल केसे हो 
सकता है। । 


५ - ऐसी हालत में चाहे जिस कदर बचन तसल्ली 
और दिलासा के सुनाये और समझाये जावे, लेकिन 


जब तक कि अपने मन की किसी कदर दुरुस्ती नज़र 
न आवे या खास दया की वजह से अभ्यास मे दुरुस्ती 
या कुछ तरक्की मालूम न पड़े, तब तक मन को 
लसल्ली और सलोष नही होला और उसकी हालत 
सुस्ती और उदासीनता या निरासता की नही बदलती ।। 


६ - जब जीव अपनी कसरों को निहारता है और 
जिस कदर इसका बल है, उस कदर कोशिश भी 
उनके दूर करने के वास्ते करता है, फिर भी वह कसरें 
ब-दस्लूर कायम रहती है, तब यह जीव लाचार होकर 
दया मागता है और जो वह दया फौरन प्राप्त न हुई तो 
निरास हो जाता है।। 

७ - लेकिन यह मुकाम गौर का है कि जिस कदर 
कसरें और विकारी तरंगें मन में पैदा होती हैं या धरी 
है, उन सब की जड़ ससारी भोगो की बासना है, जो 


| २४ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ४ ] प्रेम पत्र राधास्वामी [ बचन | 
कि गुप्त या प्रकट मन में बसी हुई है। इस वास्ते जो 
ऐसे जीव पर पहिले दया की जावेगी, वह बासना के 
दूर करने या पूरा करके निकालने के वास्ते होगी और 
जब बासना की सफाई हो लेगी, तब कुछ अतर मे 
अभ्यास की दुरुस्ती या सफाई या तरक्की नज़र 
आवेगी । इस सबब से इस किस्म के सलसगी, जब वे 
प्रार्थना करते है और उन पर दया भी होती है मगर उस 
दया की उनको परख नही होती, तो वे बे-फायदा 
अपनी अन-समझता से दुखी या निरास होते हैं।। 


८ - बासना की पहिचान बड़ी कठिन है। यह इस 
कदर झीनी होती है और अंतर के अतर से वक्तन्‌ 
फवक्तन्‌ इक-बारगी जैसे बिजली चमकती है, पैदा हो 
जाती हे । सिवाय ऐसे सतसगी के जो हर वक्‍त अपने 
मन और इन्द्रियो की निगरानी और चौकीदारी करता 
है, दूसरे की ताकत नही कि उसके उत्थान को मालूम 
कर सके या रोक लगा सके, बल्कि इस दरजे के 
सतसंगी को भी बाजी दफे तरंग की खबर भी नही 
होती । सबब इसका यही है कि जब तक मन में बारीक 
से बारीक भी ख्वाहिश किसी भोग की है, तब तक मन 
और बुद्धि दोनो उस भोग की तरंग के उठते ही, उसमें 
आश्त होकर बे-खबर हो जाते है और उस तरंग का 
रस लेने को उसके संग लिपट जाते हैं।। 

९ - इस वास्ते जब तक कि पूरी २ या किसी दरजे 
तक की सफाई अंतर में नही होगी यानी चित्त ससारी 
भोग और इन्द्रियों के विषयो की तरफ से, उनको विघ्न 
कारक और अपने भक्ति और अभ्यास की तरक्की का 
विरोधी समझ कर थोड़ी बहुत नफरत नहीं करेगा, तब 


| ४] छठाभा [२५ | भाग 
तक बासना और उसके साथ लरगे नही घटेगी और 
मन और इन्द्रिय ऐसी लरगो के साथ लिपट कर बहते 
रहेंगे और अभ्यास मे खलल डालेंगे और जो अभ्यासी 
होशियार नहीं है, तो उसको ऐसी हालत अपने मन 
और इन्द्रियो के बहने की खबर भी नही पड़ेगी और वह 
ऐसा ख्याल करेगा कि मैने इतनी देर तक बराबर 
भजन या ध्यान किया और जो अभ्यासी होशियार है तो 
वह तरंगों को उठते ही रोकेगा और हटावेगा, लेकिन 
फिर भी खौफ रहेगा कि बाजी २ तरंग के साथ उसका 
मन भी बह जावे और कुछ देर तक खबर न पड़े और 
होश न आवे।। 


१० - ऐसे सतसगी कम है कि जो अपने मन और 
इच्द्रियों की निगरानी और चौकीदारी कर सकते हैं, 


और यह अभ्यास भी कुछ आसान नहीं है यानी कोई 
आर्से की मश्क से यह ताकत थोड़ी बहुत हासिल होगी, 
फिर भी पूरी ताकत आने को अर्सा चाहिये ।। 


११ - सच्चे परमार्थी को जिसको अपने जीव के 
कल्यान का दिल से फिक्र लगा हे, मुनासिब है कि 
सतसंग के वक्‍त निहायत चेत कर बचन सुने और उसी 
वक्‍त अपनी हालत से मिलान करता जावे और बाकी 
वक्त जिस कदर मुमकिन होवे, अपने मन की बासना 
और तरंगों की निगाह रक्खे कि आया वह मुनासिब हैं 
या ना-मुनासिब। और जो ना-मुनासिब है तो उनको 
विघ्न कारक समझ कर, फौरन उठते ही रोके और 
तरंग की धारा को बहने न देवे, तो अलबत्ता कोई अर्स 
मे मन और इन्द्रियो के सम्हाल की ताकत किसी कदर 
हासिल होना मुमकिन है। यह काम सलसग के बचनो 

ग् असर और नाम और स्वरूप के अभ्यास यानी 


| २६ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ६ ] प्रेम पत्र राधास्वामी [ बचन | 


सुमिरन और ध्यान का बल लेकर दुरुस्ती से बनना 
मुमकिन है।। 


१२ - लेकिन ज़्यादा तर दुरुस्ती से यह काम यानी 
तरगों का रोकना जब बन पड़ेगा, जब कि मन में भोगों 
की तरफ से किसी कदर बैराग और ना-मुनासिब बर्ताव 
का खौफ होगा। नहीं तो चौकीदार आप चोर से मिल 
कर चोरी करावेगा यानी मन और बुद्धि की जिस भोग 
की तरंग मे आशक्ति है, लिपट कर चैतन्य धारा को 
माया की लहरो के साथ बहावेंगे।। 


१३ - इस जगह पर यह कहना जरूर मालूम होता 
है कि मन और इच्द्रियो की सफाई और समझ बूझ 
और बुद्धि की होशियारी बगैर कोई दिन चेत कर 
सलसग करने के हासिल नहीं हो सकती । क्योंकि बगेर 


सलसग के, किसी सतसंगी को इस बात की खबर भी 
अच्छी तरह नहीं हो सकती कि उस पर परमार्थ में क्या 
फर्ज हैं और कैसे २ उसको परमार्थ यानी भक्ति के 
मुआमले में बर्ताव करना चाहिये और किस कदर 
ससार और उसके सामान से मोह और बधन तोड़ना 
या ढीला करना चाहिए, तब सतसंग और अतर अभ्यास 
का असर दुरुस्ती से नज़र आवे।। 


१४ - जो सलसगी तेज-फहम और विचारवान और 
रोशन अकल वाले है, वे थोडे दिन सतसग करके और 
परमार्थ की रीति ब-खूबी समझ कर, बानी और बचन 
को हाशियारी से नेम के साथ रोजाना पढ़ कर, थोड़ा 
बहुत सलसग के मुवाफिक फायदा उठा सकते है यानी 
अपने मन और इन्द्रियों की सफाई और बासना और 
तरगों के रोकने की मश्क, अपने मकान पर रह कर 


| ४] छठाभा [२७ | भाग 
कर सकते हैं। और ऐसों के संग से, और सतसंगी कम 
दरजे वाले भी फायदा उठा सकते है।। 

१५ - जिस किसी के दिल में सच्चे परमार्थ और 
कुल मालिक राधास्वामी दयाल के दर्शन हासिल करने 
का सच्चा शौक है, उसकी तबियत में संसार और 
उसके भोगों की तरफ से किसी कदर नफरत या 
उदासीनता जरूर आवेगी। और यह दोनों यानी चरनों 
मे अनुराग और संसार से बैराग सहज में उसके 
परमार्थ का कारज बनाते जावेगे और सत सतगुरु का 
दर्शन और भी उनकी मेहर और दया उसको प्राप्त 
होवेगी | | 


१६ - बड़ा भारी फायदा सतसंग का यह है कि वहाँ 
परमार्थी जीव, हर एक दरजे के प्रेमियों की समझ बूझ 


और रहनी और बर्ताव देख कर, सहज मे उनके साथ 
मिल कर भक्ति के अंगों मे बर्त सकता है और अभ्यास 
भी थोड़ा बहुत दुरुस्ती से कर सकता है यानी उसके 
मन और इन्द्रियों की गढ़त और समझ बूझ और करनी 
और रहनी की दुरुस्ती जल्द और सहज मे होती चली 
जाती है।। 

१७ - कैसी ही कठिन सेवा होवे या कोई मन और 
इन्द्रियों के भिचाव या रुकाव की हालत होवे, प्रेमियों के 
गोल में मिल कर परमार्थी आसानी के साथ उस सेवा 
और हालत में बर्त सकता है। ऐसे ही समझ बूझ और 
गिरफ्त यानी पकड भी प्रेमियो के सग से सहज में 
बदल सकती है यानी ससार का भाव और मोह कम, 
और परमार्थ की कदर और चाह ज्यादा, हो सकती 


है। | 


4 


| २८ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ८ ] प्रेम पत्र राधास्वामी [ बचन | 

१८ - इस वास्ते संग की महिमा बहुत भारी है। 
चाहे ससारी कार्रवाई होवे या परमाथी, दोनो मे सग की 
मदद से काम दुरुस्ती से बनता है यानी ससारियों के 
सग से ससारी और परमार्थियो के सग से आदमी 
परमार्थी बन सकता है और इसी तरह जब अन्तर में 
शब्द का अभ्यास करे, तो शाब्द स्वरूपी सतगुरु से 
मिल कर आप भी शाब्द स्वरूप हो जाता है।। 

१९ - हर एक सतसंगी को चाहिये कि ऊपर के 
लिखे हुए बचन को विचार कर जब २ मौका मिले, और 
चाहे थोड़े दिन के वास्ते होवे, सलसग में शामिल 
होकर, और सच्चे परमार्थी और प्रेमियों की हालत देख 
कर, अपनी समझ और हालत बदलावे। और जब 
सलसग प्राप्त न होवे तब राधास्वामी दयाल के बानी 


और बचन और उनकी शरह और तफसील जो दूसरी 
किताबों मिस्ल प्रेमपत्र वगेरा में छपी हुई है, गौर और 
ताम्मुल के साथ थोड़ा सा रोज़ाना पढ़ कर और अपनी 
हालत की जाँच और सम्हाल उसके मुवाफिक करता 
रहे। इस तरह से भी सफाई होवेगी और राधास्वामी 
दयाल और सत सतगुरु की दया से प्रीति और प्रतीत 
बढ़ती जावेगी और एक दिन कारज पूरा हो जावेगा ।। 


२० - जो किसी सतसंगी का चित्त ब-सबब न 
मिलने खातिरख्वाह रस और आनद के अतर मे, कभी 
कभी अपनी अन-समझता से दुखी होवे, तो कुछ 
सुज़ायका नही है। मन का यह भिचाव विरह का जगाने 
वाला और किसी कदर सफाई करनेवाला है। कोई 
दिन या थोडे अर्से ऐसी हालत रहेगी और फिर मेहर 
और दया से कुछ रस और आनद मिल कर मन किसी 


| ४] छठाभा [ २९ | भाग 

कदर खिलेगा और दया के पर्चे भी मिलेंगे कि जिससे 
नई प्रतीत और प्रीति और जागेगी। इस किस्म का 
चक्कर अभ्यासियों पर कभी २ आता रहता है ।। 


२१ - कुल मालिक राधास्वामी सर्व समर्थ हैं और 
अपने बच्चो की हर वक्‍त निगरानी और सम्हाल रखते 
है, वे कभी किसी को खाली नहीं रक्खेंगे। पर शर्त यह 
है कि सतसंगी के हिरदे में उनके चरनों की थोडी बहुत 
लगन या प्रीति कायम होनी चाहिये और सुमिरन ध्यान 
भजन और बानी का पाठ करके, उनकी थोड़ी बहुत 
याद हर रोज़ दिल से करता रहे और कभी उनके 
दरबार से निरास न होवे क्योंकि जैसी दया और मेहर 
इस समय में जीवों पर करी है और कर रहे हैं, उसका 
वार पार नहीं है ।। 

२२ - परमार्थी जीवो को चाहिये कि जिस कदर 
अपनी निबलता और निकामता देखे, उसी कदर समर्थ 
की सरन दृढ़ करें और चरन मज़बूत पकड़ें। फिर 
उनके उद्धार में किसी तरह का शक नहीं रहेगा और 
यह कैफियत उनको खुद अपनी जिन्दगी में थोड़ी बहुत 
मालूम हो जावेगी और अखीर वक्‍त की हालत और 
सतसगियों की देख कर या सुन कर पूरा यकीन हो 
जावेगा कि राधास्वामी दयाल हर तरह से उनकी 
सम्हाल और रक्षा, वक्‍त छोड़ने इस देह के, फरमावेगे। | 


| ३० | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | 
प्रेम पत्र राधास्वामी [ बचन 


बचन पाँचरवों 
जो राधास्वामी दयाल की सरन मे आया 
है, उसको मौज के साथ मुवाफिकत करना 
मुनासिब और लाज़िम है और प्रेमियों से प्रेम 
भाव और बाकी जीवों से दया भाव का बर्ताव 
चाहिये । | 


१ - राधास्वामी दयाल कुल मालिक और सर्व 
समर्थ है। कुल्ल रचना उनके चरनो के आधार से ठहरी 
हुई है यानी जो धार कि उनके चरनों से आती है और 
जो कि सत्तलोक से निकसी है, उसी के आसरे दयाल 
देश और ब्रह्माण्ड की रचना की कार्रवाई हो रही है। 
और इसी तरह जो धारें कि त्रिकुटी ओर सहस दल 
कँवल से प्रकट हुई हैं, उनके द्वारा पिंडी रचना की 
कार्रवाई हो रही है। यह सब घारे आपस में एक दूसरे 
से मदद ले रही हैं यानी ऊँचे की धार नीचे की धार को 
मदद दे रही है।। 

२ - जब राधास्वामी दयाल जीवों के उद्धार के 
वास्ते संत सतगुरु रूप धारन करके संसार में आवे, 
तब जैसी मौज जिन जीवों की निसबल होवे, उसी के 
मुवाफिक, धुर से नीचे तक, बर्तावा जारी होता है और 
जब अपनी खास अस को संसार मे, जीवों के उपकार 
के वास्ते छोड़ें या भेजें लब भी राधास्वामी दयाल की 
जेसी मौज जीवों के फायदे और उपकार के वास्ते 
होवे, वह मौज ब-दस्तूर साबिक या उसी अस के द्वारे 
धुर से नीचे तक जारी होती है। क्योंकि जैसी मौज 


| ५] छठाभा [ #१ | भाग 


राधास्वामी दयाल की होवे, वही सत सतगुरु स्वरूप के 
द्वारे और वही जा-ब-जा रचना में यानी हर एक मुकाम 
से जारी होगी और उसमें किसी तरह की कमी बेशी 
नहीं हो सकती । । 


३ - अब समझना चाहिये कि ऐसी सूरत में 
राधास्वामी मत के सलसगी को मुनासिब और लाज़िम 
है कि जैसी मौज जिस समय में जारी होवे, उसके 
साथ जेसे बने तैसे मुआफकल करे यानी जो सख्त होवे 
तो उसके बरदाश्त की कोशिश करे और जो बरदाश्त 
की पूरी ताकत न देखे, तो सख्ती कम व्यापने या 
बर्दाश्त की ताकत हासिल होने के वास्ते सत सतगुरु 
और राधास्वामी दयाल के चरनो मे प्रार्थना करे ।। 


४ - राधास्वामी मत के सलसगी को गौर से 
मुलाहज़ा करना चाहिये कि बगेर मोज के साथ मुवाफकत 
किये, चाहे ख़ुशी से होवे या जबरदस्ती, गुज़ारा नही 
होगा । संसारी जीव रो पीट कर और बुद्धिमान समझ 
बूझ और विचार करके और प्रेमी जन अपने मालिक 
यानी भगवत की मरजी और हुकम समझ कर मुवाफकत 
करते है। बाजे कच्चे भक्त शिकवा और शिकायत करने 
लगते है, लेकिन जब मौज की मसलहत समझ मे 
आती है, तब अपने हाल पर शरमिंदा होकर कसूर की 
माफी के वारते प्रार्थना करते हैं।। 


५ - मौज की मसलहत वक्त पर नही जनाई जाती 
है, वरना मुवाफकत करने में कोई तकलीफ न होवे, 
लेकिन जब सतसंगी का फायदा इसी तरह की कार्रवाई 
मे मजूर होता है, तब वह मसलहत आइन्दा किसी 


| ३२ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | २] प्रेम पत्र राधास्वामी [ बचन | 
वक्त-मुनासिब पर जताई जाती है और उसी वक्‍त यह 
सतसंगी भी काबिल उसके समझने के होता है।। 

६ - जब प्रेमी सतसंगी ऐसी आदत करेगा कि हर 
काम मै मौज को निहारता चले और मौज और दया का 
ही आसरा और भरोसा रक्खे और जो कुछ करे मौज 
के आसरे करे और जो कुछ कि दुनिया में हो रहा है 
या होवे, उसको भी मौज ही का जहूरा समझे, तब 
इसके चित्त मे रंज या गुस्सा या विरोध या शिकायत 
नही पैदा होगी। सिर्फ जब कि पूरी ताकत बरदाइ्ल की 
न होगी, तो दया के वास्ते प्रार्थना करेगा और मेहर से 
उसको ताकत बरदाश्त की मिलेगी | | 

७ - जब प्रेमी सतसंगी का सत सतगुरु और 
राधास्वामी दयाल के चरनों में, इस तरह भाव और 
प्यार बराबर कायम रहेगा, लब प्रेमी सलसगियों में भी 
इसकी मुहब्बत बराबर रही आवेगी और बाकी जीवों की 
हालत को दया की नजर से देखेगा।। 

८ - जो सतसगी कि गृहस्थ आश्रम में है, उसके 
मन की हालत हमेशा बदलती रहती है यानी कभी दुखी 
और कभी सुखी और कभी चिन्ता और फिक्र मे गिरफ्तार 
रहता है और यह दुख सुख और चिन्ता चाहे अपनी देह 
और माल और कर्म के सबब से होवे या दूसरे अजीज 
और रिश्तेदार के कर्मो की वजह से आयद होवे, इन 
दोनों में थोड़ा सा फर्क रहेगा, लेकिन मौज पर कायम 
होना और उसके साथ मुवाफकत करना बड़ा कठिन 
मालूम होता है, क्योकि अपने ऊपर जो हालत गुजरे, 
उसकी निसबल आपने स्वामी प्रीतम की मौज कायम 
कर सकता है, लेकिन दूसरे लोगों की निसबल जो 


| ५] छठाभाग [ ३३ | भाग 

भक्ति में नहीं आए हैं, कर्म प्रधान रहेगा यानी वे अपने 
अगले पिछले कर्मो का फल भोगते है और उसमें कमी 
बेशी नहीं हो सकती यानी उनको अंतरी सहारा नहीं 
मिल सकता है।। 


९ - जो कोई पूरा परमार्थी है यानी जिसका प्रेम 
और अभ्यास जबर है, वह सब हालतो मे मौज को सही 
करता है और सख्ती और नरमी में चरनों की तरफ 
चित्त जोड़ कर कर्मो के असर से किसी कदर बचाव 
हासिल करता है और जिस कदर उसका मोह घरबार 
और कुटुम्ब परिवार मे कम है, उसी कदर इनके सबब 
से दुख सुख और चिन्ता भी उसको कम व्यापली है, 
लेकिन जिसकी परमार्थी हालत ऐसी जबर नही है, वह 
अलबत्ता थोडी देर के वास्ते झोके और झकोले खा 
जाता है। 

१० -ख़ुलासा यह है कि जीव हर तरह से निबल है 
और अपनी ताकत से जेसा कुछ कि भक्ति अग का 
बर्ताव अंतर और बाहर चाहिये, नहीं कर सकता। 
अलबत्ता सत सतगुरु और राधास्वामी दयाल की दया 
से सब काम इससे दुरुस्त बन सकते है। सो जो कोई 
सच्चे मन से हर काम में सत सतगुरु और राधास्वामी 
दयाल की मौज और मेहर निहारता चलता है और क्या 
जमाना हाल” और क्या आइन्दा? कार्रवाई में मेहर और 
दया का भरोसा रखता है और अपनी ताकत या 
अहकार किसी काम मे पेश नही करता, तो उसकी 
कुल कार्रवाई की सम्हाल और खबरगीरी सत सतगुरु 

और राधास्वामी दयाल आप करते हैं और जो किसी 
१ - ज़माना हाल = वर्तमान काल। 
२ - जमाना आइन्दा = भविष्य काल। 


| ३४ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ४ ] प्रेम पत्र राधास्वामी [ बचन | 
बात में कसर रहे या हर्ज और नुकसान वाकै होवे, वह 
भी उनकी मौज से समझना चाहिये, जिसकी मसलहतल, 
चाहे इसकी समझ में आवे या नहीं, मगर ज़रूर उसमें 
मन की गढ़त यानी मान और अहकार और बड़ाई की 
चाह तोड़ने की मज़ूर होगी।। 

११ - कुल मालिक राधास्वामी और सत सतगुरु 
दयाल है और जीवों की निबलता और लाचारी की 
हालत से खूब वाकिफ है। जिस कदर जिससे कार्रवाई 
परमार्थ की बनती है, उतनी ही को मजूर करके दया 
फरमाते है और जीव को पूरे उद्धार के हासिल करने 
के वास्ते हर तरह से मदद देकर, एक दिन उसका 
काम पूरा बनाते हैं। इस वास्ते किसी जीव को अपनी 
कसरे या ना-ताकती देख कर, उनकी दया की तरफ 
से निरास नहीं होना चाहिये, बल्कि अपने को निबल 
देख कर, उनके चरन ज्यादा मजबूती के साथ पकड़ना 
और सरन को ज्यादा दृढ़ करना चाहिये। वे जरूरत के 
वक्‍त हमेशा इसकी सहायता करेंगे और जब मुनासिब 
होगा, उसको उसकी कसर जता कर और अपने बल 
की मदद देकर, उस कसर को दूर करावेगो। | 

१२ - कुल मालिक राधास्वामी दयाल और सत 
सतगुरु के चरनों में प्रेम और निश्चय होने से, प्रेमी 
सलसगी कि हिरदे मे जरूर प्यार और भाव उन लोगों 
की तरफ आवेगा, जो राधास्वामी दयाल और सलत 
सलगुरु की भक्ति में आये है और उनके चरनो में दिन 
दिन प्रीति और प्रतीत बढ़ाते है। यह लोग निज भाइयों 
से ज्यादा प्यारे लगेंगे और उनके संग से दिन दिन प्रेम 
रस और भक्ति अग की लरक्की होगी ।। 


| ५] छठाभा [२५ | भाग 


१३ - प्रेमी परमार्थी कुल रचना में अपने प्रीतम 
राधास्वामी दयाल की अशो को व्यापक और कार्रवाई 
करने वाला देखता है और चाहे उन अशों की तवज्जह 
अपने अशी राधास्वामी दयाल की तरफ आई है या 
नही, उसकी नजर उनकी तरफ दया भाव की रहती है 
यानी उनके साथ प्रीति और मेल तो नहीं कर सकता, 
लेकिन उनकी हालत पर रहम करता है और उनके 
उबार के वास्ते मदद देने को हमेशा तैयार रहता है 
और उनसे किसी सूरत में विरोध या असली नुकसान 
पहुँचाने या ईजा देने का इरादा नहीं करता, चाहे वे 
अपनी अन-समझता से उसके साथ विरोध करें और 
नुकसान और तकलीफ भी पहुँचावे। अलबत्ता वह तरकीब 
कि जिससे यह लोग राह रास्त पर आवें और सच्चे 
मार्ग मे लग जावे, ज़रूर अमल मे लाता है, चाहे धमका 
कर या खोफ दिला कर या कुछ चिन्ता और फिक्र पैदा 
करके या कोई हर्ज और नुकसान का डर दिखा कर, 
वगैरा वगैरा। | 

१४ - मालूम होवे कि परमार्थ यानी भक्ति मार्ग के 
जारी करने के वास्ते, किसी पर जब्र या जबरदस्ती 
करना या बेजा जोर डालना या किसी तरह का लालच 
देना या फुसलाना और बहलाना या उसको नुकसान 
देना, किसी सूरत में जायज़ और मुनासिब नहीं है। 
सिर्फ बचन सुनाना चाहिए और जो नुकसान और 
तकलीफ ब-सबब ससार और उसके भोग बिलास मे 
अटके और लिपटे रहने के पेदा होती हैं, उनको जता 
कर होशियार करना मुनासिब है। जो कोई माने और 
भक्ति मार्ग में शामिल होने का शौक जाहिर करे, 

उसको मदद देना और जो कोई न माने और हुज्जत 


| ३६ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ६ ] प्रेम पत्र राधास्वामी [ बचन 
और तकरार बे फायदा करे, उससे ज़्यादा कुछ न 
कहना और चुप हो रहना चाहिए और राधास्वामी दयाल 
और सत सतगुरु की मौज के मुन्तज़िर रहना चाहिये।। 


बचन छठवाोँ 
मालिक के चरनो मे प्रीति और प्रतीत 
करना और बढ़ाना और दुनिया और उसके 
सामान और दुनियादारो से भाव और प्यार 
कम करना और घटाते जाना।। 


१ - जो कि रचना का रचाव और ठहराव प्रेम यानी 
रबैच और बनाव शक्ति पर मुनहसिर है, इस वास्ते कुल 
कामों में प्रथम यही शक्ति प्रकट होकर काम देती है।। 


२ - जब तक किसी का किसी तरफ झुकाव या 
लुभाव या बँँधाव नहीं है, तब तक वह उस तरफ को 
कभी रूजू या मेल नहीं करला।। 


३ - इसी तरह जब तक किसी की चाह या 
ख्वाहिश किसी काम या चीज़ की नहीं होती है, तब 
तक उससे जलन या मेहनत उस काम के पूरा करने 
या चीज़ के हासिल करने के लिए नही बनती । 


४ - ऐसे ही जहाँ दो चार या ज़्यादा आदमियों का 
मेल मिलाप है, वह भी बगेर कुल्ल के झुकाव के एक 
तरफ या आपस मे एक दूसरे की तरफ के नहीं हो 
सकता, चाहे यह मेल और झुकाव क़ुदरती रिश्तेदारी 
के सबब से होवे या कोई खास मतलब हासिल करने 


N 


| ६] छठाभा [ ३७ | भाग 
के लिए सब एक जगह जमा होवे या अपने २ मतलब 
और स्वार्थ के लिए, एक की तरफ जहाँ से वह मतलब 
बनता होवे, रूजू लावे ।। 

५ - इस तरह दुनिया के कुल काम चाहे वह 
मामूली होवे, जेसे रोज़गार और व्यापार और व्यवहार 
या गेर-मासूली होवे, जैसे विद्या और बुद्धि से नई बात, 
नया इल्म, नई कल, नई चीज, नया कारखाना, नई 
किस्म की कार्रवाई पैदा करना, सब प्रेम यानी खबैच 
शक्ति से, जिसको चाहे शौक कहो चाहे लाग, चाहे 
इश्क चाहे खास स्वभाव और आदत या बधन और मोह 
या ख्वाहिश, चलते और बनते हैं। बगेर इस शक्ति के 
किसी किस्म की कार्रवाई, गुप्त या प्रकट हो नही 
सकती । | 


६ - इसी शक्ति यानी प्रेम और लगन के सबब से 
मनुष्य हर तरह की मेहनत और मशक्कत और अनेक 
तरह की तकलीफ और सख्ती की बरदाश्त करते है 
और कोई किस्म का लालच करके (जैसे नामवरी और 
मान बड़ाई या धन और माल की चाह) जान तक देने 
को तैयार हो जाते है और दे देते है।। 


७ - यह लगन या शौक या चाह या झुकाव और 
लुभाव संग और सुहबत करके पैदा होता है यानी जिस 
तरफ एक गोल या फिरके या मजमे या सगियों का 
झुकाव और शौक है, उसी तरफ को उस शरस का 
जो इनका सग करेगा, झुकाव और शोक बढ़ता जावेगा । | 

८ - यही सबब है कि संसारी लोगों के जिनकी 
दुनिया में बहुत कसरत है, संग करने से हर कोई चाहे 

लड़की होवे या लड़का, दुनिया की चाहे और लगन | 


| ३८ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ८ ] प्रेम पत्र राधास्वामी [ बचन | 
दिन २ पैदा करते और बढ़ाते जाते है। फिर जो दुनिया 
के शौक और लगन के पक्के हो जाने के बाद कोई 
उनको परमार्थी बचन सुनावे या दुनिया के जाल से 
निकसने की जुगल बतावे, तो वह उसको तवज्जह के 
साथ नही सुनते, बल्कि अपनी बुद्धि के मुवाफिक 
ससारी शौक और लगन की बड़ाई और पकाई के 
निसबत दलील और हुज्जत पेश करके संतों के बचन 
का ऐतबार नहीं करते।। 

९ - दुनिया मे लोग इस कदर लिप्त हो रहे है कि 
उनको इस बात की खबर भी नही पड़ती कि यह जगह 
नाशमान और धोखे की है और यहाँ पूरा और ठहराऊ 
आराम किसी को हासिल नही है और न हो सकता है।। 

१० - बहुत कम ऐसे जीव है कि जो दुनिया की 
हालत को देख कर और जीवो की खराबी और परेशानी 
मुलाहज़ा करके खोज इस बात का करें कि परम सुख 
का स्थान कहाँ है और कैसे मिले।। 

११ - लेकिन सत सतगुरु कि जो सच्चे कुल 
मालिक के निज पुत्र और निज मुसाहब है, दुनिया के 
जीवो की खराब हालत देख कर, अति दया करके 
उनसे फरमाते है कि तुम्हारा निज घर कुल मालिक 
राधास्वामी के धाम में है और वही परम सुख और अमर 
आनद का स्थान है, जहाँ किसी किस्म का कष्ट और 
क्लेश और जनम मरन का दुख नहीं है। और यह देश 
माया और ब्रह्म का है और इन्होने अनेक तरह की 
रचना तुम्हारे फंसाने और इसी देश मे कैद रखने के 
लिये करी है कि जिससे तुम्हारा छुटकारा मुशकिल हो 
गया है। जो इस कैद से और जनम मरन के चक्कर 


| ६]... छाभाग.... [ ३९ | भाग 
और दुख सुख से (जो देह धर कर भोगना पड़ता है) 
छूटना चाहो, तो सत सतगुरु की सरन में आओ। वे 
आप निज धाम के बासी है और तुमको भी वहाँ अपनी 
दया के बल से पहुँचा सकते है और ब्रह्म और माया 
और उनकी रचना के जाल से भी निकाल सकते हैं। 
और जो इस बचन को न मानोगे तो ससार में ऊँचे 
नीचे देश और ऊँची नीची जोन में भरमते रहोगे और 
बारम्बार देह धर कर दुख सुख और जनम मरन का 
कलेश सहते रहोगे।। 


१२ - यह बचन खास दया का भरा हुआ कुल 
मालिक राधास्वामी दयाल ने, जब सत सतगुरु रूप 
धारन करके ससार में प्रकट हुए, अपनी ज़बान मुबारक 
से फरमाया और संत भी जो उनकी निज अंश हैं, यही 


कहते हैं। जो जीव उनका बचन मानते हैं वे ही 
बड़भागी है और उन्ही का छुटकारा देह और दुनिया से 
दिन २ होता जाता है।। 


१३ - जो जीव दुनिया के हाल को देख कर परमार्थ 
का खोज थोड़ा बहुत करते है, उन्ही का संजोग मौज 
से ख़ुद सत सतगुरु या उनकी संगत से लगता है और 
वेही चित्त देकर बचन सुनते और मानते हैं।। 

१४ - इसी किस्म के जीवो को जिनके मन में मौत 
और बारम्बार देह धर कर दुख सुख भोगने का डर पेदा 
हुआ है, सत सतगुरु इस तरह पर समझाते है कि जेसे 
दुनिया के कुल काम शौक और मेहनत के साथ 
सरजाम पाते हैं, ऐसे ही परमार्थ की कार्रवाई भी यानी 
अपने निज घर की तरफ चलने की तरकीब तब दुरुस्त 
बनेगी, जब कि सच्चा शौक कुल मालिक राधास्वामी 


| ४० | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ०] प्रेम पत्र राधास्वामी [ बचन 

दयाल और उनके निज धाम के दर्शनो का मन में पैदा 
होगा और सच्चा ही खौफ जनम मरन और दुख सुख 
के चक्कर मे पड़े रहने का मन में जागेगा || 

१५ - यह शौक मन और सुरत की तवज्जह को 
ससार और ससारियो की तरफ से हटा कर, सत 
सतगुरु और सच्चे मालिक के चरनो में लगावेगा और 
जिस कदर रस और आनन्द सुरत शब्द मार्ग का 
अभ्यास करके अन्तर मे मिलता जावेगा उसी कदर 
बधन और मोह, ससार और उसके सामान का, मन से 
घटता जावेगा | | 


१६ - माया के रचे हुये पदार्थ और इन्द्रियों के भोगो 
में खैंच शक्ति बहुत है। हर एक के मन और इच्द्रियों 
को, वे अपनी तरफ मुतवज्जह करके, किसी कदर 


अपने संग लपेट लेते है, यहाँ तक कि फिर उनका 
छूटना या बधन का ढीला होना बहुत मुशकिल हो जाता 
है। इस वास्ते जब तक कि मन और सुरत को कुछ 
विशेष रस और आनन्द अतर में नहीं मिलेगा या उसके 
प्राप्ति की आसा और चाह दृढ़ न होगी, तब तक 
ससारी पदार्थो और भोगो की तरफ से, चित्त में सच्ची 
नफरत या उदासीनता नहीं आवेगी ।। 

१७ - यह बात सिर्फ सतो के या उनके प्रेमी जन 
के सग से हासिल हो सकती है क्योंकि इनकी मोहब्बत 
सर्व अग करके कुल मालिक राधास्वामी दयाल के 
चरनो मे लगी हुई है और संसारी सुखों को उन्होने 
लुच्छ और नाशमान समझ कर छोड़ दिया है या उन में 
बर्ताव कम कर दिया है।। 


१८ - एक सूरत ससार और भोगों की तरफ से 


® 


| ६] छठाभा [ ४१ | भाग 

हटने की यह भी है कि इस शर्स को कोई सरबत 
सदमा या रज या बीमारी वाके होवे या ससार और 
भोगो की तरफ से किसी किस्म का दुख पहुँचा होवे, तो 
भी लाग ढीली हो जाती है, लेकिन इसका कुछ ऐतबार 
नहीं है, क्योकि जब किसी किस्म का भारी सुख या 
माया के पदार्थ विशेष करके प्राप्त होवें, तब रज और 
दुख को भूल कर मन और इन्द्रियाँ फौरन ससार और 
भोगों में ब-दस्लूर लिपट जाती हैं।। 

१९ - इस वास्ते यह हुक्म सतों का कतई समझना 
चाहिये कि बगेर उनके सलसग और सुरत शब्द मार्ग 
के अंतर अभ्यास के जिससे मन और सुरत ऊंचे देश 
की तरफ चढ़ेंगे, और कोई तरकीब ससार और उसके 
भोगों की तरफ से सच्चा बैराग हासिल होने की नही 
है। । 

२० - सत सतगुरु और प्रेमी जन के सतसग से 
दिन २ प्रीति और प्रतीत कुल मालिक राधास्वामी 
दयाल और सत सतगुरु के चरनों में बढ़ती जावेगी 
और उसी कदर और तरफ की प्रीति और बधन ढीले 
होते और घटते जावेंगे | | 

२१ - सच्ची प्रीति का कायदा है कि प्रेमी को एक 
दिन उसके प्रीतम से मिला कर छोड़ेगी, सो जब कि 
झुकाव और खिचाव चरनो मे जबर होता चला, तो 
सुरत और मन भी नीचे देश यानी पिंड को छोड़ कर 
ब्रह्मांड में चढ़ेगे और फिर वहाँ से सुरत मन से न्यारी 
होकर, अपने निज देश में कुल मालिक राधास्वामी 
दयाल के चरनों में पहुँच कर बासा पावेगी। इसी का 
नाम सच्चा उद्धार और सच्ची मुक्ति है।। 


| ४२ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | २] प्रेम पत्र राधास्वामी [ बचन 


२२ - यह काम जल्दी का नहीं है। आहिस्ते २ बाहर 
सलसग और अंतर अभ्यास करके मन और सुरत की 
हालत बदलती जावेगी यानी चरनों में अनुराग और 
ससार से बैराग पैदा होता और बढ़ता जावेगा । और 
एक दिन सुरत कुल्ल रचना से न्यारी होकर, 
राधास्वामी धाम मे विश्राम पावेगी | | 


बचन सातर्वो 


भक्ति मार्ग और अन्तर अभ्यास की कमाई 
की हालत मे, कुल मालिक राधास्वामी दयाल 
को एक देशी और भी सर्व देशी मानना 
चाहिये, नहीं तो उनके निज धाम में पहुँचना 
कठिन होगा और यह सिफ मानन नही है, 
बल्कि हकीकत में सच्चे मालिक का जहूरा 
इसी तौर पर हुआ है।। 

१ - जितने मत कि इस वक्त में दुनिया मे जारी 
है, वे सब कुल मालिक को सर्व व्यापक और सर्व देशी 


समझते है और इस सबब से उससे मिलने के वास्ते 
चलना और चढ़ना बहुत कम मानते हैं। । 

२ - जो कोई मालिक को सर्व देशी मानते हैं, तो 
वे एक ठिकाने पर ध्यान नहीं कर सकते, क्योंकि कोई 
खास मुकाम उसका मुकर्रर नही हो सकता। फिर 
उनका ध्यान भी जेसा चाहिये, दुरुस्त नही बन सकता ।। 


N 


| ७] छठाभा [ ४३ | भाग 

३ - अक्सर मालिक को आकाशवत्त व्यापक मानते 
हैं और आकाश को ही उसका नमूना समझ कर ध्यान 
करते हैं या रोशनी का जैसे धूप या चाँदनी छाई हुई 
होती है, ध्यान करते हैं और उसी को चिदाकाश यानी 
चैतन्य आकाश मानते है। यह ध्यान मन के मुकाम पर, 
चाहे वह हिरदे का स्थान होवे, या तीसरे तिल या 
त्रिकुटी में, किया जाता है, बगैर भेद मुकाम और 
उसके धनी या रास्ते के।। 


४ - इस किस्म के ध्यान मे मन किसी कदर एकाग्र 
हो जाता है और रोशनी देख कर आनन्द को प्राप्त 
होता है। इसी आनन्द मे बहुत से ज्ञानी और सूफी 
मस्त और मगन रहते है, पर इस आनन्द के ठहराव 
का खास कर सख्ती के वक्‍त, पूरा एलबार नहीं हो 
सकला । | 


५ - अब समझना चाहिये कि इस रचना में दो 
पदार्थ हैं, एक चैतन्य और दूसरा जड़ यानी माया। इस 
हिसाब से इनके तीन देश हुए, एक निरमल चैतन्य 
देश, एक चैतन्य और माया की मिलौनी का देश और 
उसमें दो बड़े दरजे है यानी शुद्ध माया देश और मलीन 
माया देश, पहिले को ब्रह्माण्ड कहते है और दूसरे को 
पिंड और तीसरा माया देश हुआ, जहाँ किसी किस्म 
की रचना नहीं है। इसी मुवाफिक संतों ने रचना के 
तीन बड़े दरजे मुकर्रर किये - पहिला निर्मल चैतन्य 
यानी सत्त पुरुष राधास्वामी देश जहाँ चैतन्य ही चैतन्य 
है और किसी तरह की मिलौनी नहीं है, दूसरा निर्मल 
चैतन्य और शुद्ध माया देश जिसको ब्रह्माण्ड कहते है 


4 


| ४४ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ] प्रेम पत्र राधास्वामी [ बचन 


और तीसरा निर्मल चैतन्य और मलीन माया देश 
जिसको पिंड कहते हैं। 

६ - अब विचार करो कि निर्मल चैतन्य देश कुल्ल 
मालिक का निज देश है, जहाँ किसी किस्म की 
मिलौनी नही है। जो कोई कुल मालिक से मिलना चाहे 
तो उस देश मे जाकर मिले और दूसरे देश में माया की 
मिलौनी है यानी माया के मसाले के गिलाफ चैतन्य पर 
चढ़े हुए हैं और उसका आवरन और परदा हो रहे हैं। 
इस देश में निर्मल चैतन्य का दर्शन नहीं हो सकता, 
जब कोई नजर करेगा तो गिलाफ नजर आवेगा। 
अलबत्ता जिस किसी ने सब गिलाफ यानी परदो को 
फोड़ कर और माया के घेर के पार जाकर निर्मल 
चैतन्य देश में मालिक का दर्शन किया है, वह फिर 
उसको सर्व देश में देख सकता है। लेकिन बगेर 
अभ्यास और परदो के दूर करने के, सच्चे मालिक का 
दर्शन कोई नहीं कर सकता। तीसरे दरजे मे माया 
प्रधान है और वहाँ चैतन्य का दर्शन निहायत मुशकिल 
हे। 

७ - ऊपर के बचन के मुवाफिक संतों ने 
मालिक-कुल को एक देशी और भी सर्व देशी कहा है। 
बगेर एक देशी मानने के चलना और चढ़ना यानी माया 
की हहद को तै करना नहीं बन सकता और इस वजह 
से सच्चे मालिक का दर्शन भी नहीं हो सकता। इस से 
साफ जाहिर है कि सिवाय संतों के और किसी ने जैसा 
चाहिये, उस मालिक का भेद नहीं जाना और न उसके 
निज धाम में कोई पहुँचा यानी माया के घेर के पार न 
गया। | 


के 


2 


| ७ ] छठाभा [ | | भाग 

८ - माया में सिवाय दो बड़े दरजो के और भी 
कितने ही दरजे हैं और उन्हीं के मुवाफिक रास्ते में 
मंजिल या मुकाम जिनको चक्र या केवल कहते है, रचे 
हुये है और हर एक मुकाम का शब्द जुदा है। जो सच्चे 
मालिक के दर्शनों का चाहने वाला है, वह रास्ते और 
मज़िलों और शब्दों का भेद लेकर और सुरत शब्द योग 
का अभ्यास करके सहज में इन मुकामों को तै करके 
माया की हद्द के पार पहुँच सकता है और वहाँ सच्चे 
मालिक का दर्शन पाकर हमेशा को सुखी हो सकता है। 
लेकिन जिस जगह भेद नहीं है और न रास्ते और 
मंज़िलों का हिसाब है, वहाँ चलना और चढ़ना नहीं 
बनता और इस वास्ते निर्मल चैतन्य देश यानी कुल 
मालिक के धाम में पहुँचना भी मुमकिन नही हैं। 

९ - यही सबब है कि किसी मत में, जो आज कल 
जारी हैं, सच्चे मालिक का भेद कि वह (१) कौन है 
(२) कैसा है (३) कहाँ है और (४) कैसे मिले, पाया 
नही जाता और न तरीका चलने और चढ़ने का ऐसा 
आसान कि जिसका अभ्यास हर कोई कर सके, बयान 
किया है। । 


१० - अलबत्ता मुक्ति के हासिल करने के वास्ते 
बहुत सी तरकीबे बयान की है, मगर वह सब शुभ कर्म 
में दाखिल है और उनकी कमाई का नतीजा या फल 
इस जिन्दगी में नज़र नहीं आता यानी बधनो की 
निवृत्ति होती हुई और आजादगी का कुछ आनद 
मिलता हुआ मालूम नहीं होता।। 


११ - योग शास्त्र मे प्राणायाम के वसीले से 
छ:चक्रो का, जो पिंड यानी मलीन माया देश मे वाके 


3 ह 


| अध | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ] प्रेम पत्र राधास्वामी [ बचन | 


हैं, बेधना बयान किया है, मगर यह अभ्यास प्राणों के 
रोकने और चढ़ाने का ऐसा कठिन और खतरनाक है 
कि किसी से दुरुस्त नही बन सकता और सजम 
उसके ऐसे सर्त है कि गृहस्थी से बिल्कुल नहीं बन 
सकते । | 


१२ - वेदात शास्त्र में तीन स्वरूप यानी अवस्था 
जीव की और तीन स्वरूप ईश्वर के बयान किये है और 
यही छः:देही या आवरन समझने चाहिये, लेकिन इन 
परदौ के फोड़ने की जुगत सिवाय प्राणायाम के दूसरी 
नहीं कही है।। 

१३ - कहीं कहीं मुद्रा का साधन वर्णन किया है। 
हरचन्द वह प्राणायाम के मुवाफिक कठिन नही है, 
लेकिन उसकी चाल छ: चक्कर के अंतरगत खलम हो 
जाती है, इस सबब से अभ्यासी माया की हद में रहता 
है, पार नहीं जाला ।। 

१४ - मालूम होवे कि सिवाय संत अथवा 
राधास्वामी मल के, और किसी मत में पूरा भेद सच्चे 
मालिक और उसके निज धाम और रास्ते का नही है, 
बल्कि जिसको उन्होने ईश्वर और परमेश्वर या ब्रह्मा 
और पारब्रह्म और ख़ुदा माना है, उसका भी भेद, 
मुकाम और रास्ते का, साफ साफ नहीं कहा और न 
मिलने की जुगत वर्णन की है।। 


१५ - साफ २ बचन तो यह है कि जिस मत में 
दयाल और काल का भेद नहीं है और निर्मल चैतन्य 
देश का जो माया की हद्द के पार है, कुछ जिक्र नही 
है, तो वह मत चाहे जैसा होवे, निरंजन यानी काल 
पुरुष का है और सिद्धान्त उसका माया के घेर में है, 


| ७]  छठाभा [ ४७ | भाग 


इस वास्ते उस मत में जीव का पूरा उद्धार किसी सूरत 
में मुमकिन नहीं है।। 


१६ - जो कोई अपना सच्चा और पूरा उद्धार चाहे, 
उसको चाहिये कि राधास्वामी संगत में शामिल होकर 
और कुछ दिन सतसंग करके और फिर सुरत शब्द 
मार्ग का उपदेश लेकर अभ्यास शुरू करे और सत्तपुरुष 
राधास्वामी दयाल की सरन दृढ़ करे, वे अपनी दया से 
उसका कारज सब तरह दुरुस्त बनावेगे यानी एक दिन 
निज घर में पहुँचा कर विश्राम देंगे, जहाँ जनम मरन 
और देह सम्बन्धी दुख सुख और कष्ट और कलेश 
बिल्कुल नहीं है और हमेशा आनद ही आनद है।। 

१७ - कुल मालिक राधास्वामी दयाल ने सुरत शाब्द 
अभ्यास को अपनी दया से ऐसा आसान कर दिया है 
कि गृहस्थ और विरक्त और स्त्री ओर पुरुष जवान और 
बूढ़े बल्कि लड़के बाले भी सहज में कर सकते है और 
बहुत जल्द उसका फल और फायदा अपने अतर मे 
देख सकते हैं और कोई दिन के अभ्यास के बाद कुल 
मालिक राधास्वामी दयाल की दया और रक्षा अपनी 
निसबल अंतर और बाहर परख सकते है कि जिससे 
उनको पूरा यकीन इस बाल का हासिल होगा कि 
उनके पूरे उद्धार में किसी तरह का शक और शुबहा 
नहीं है।। 

१८ - जीव बहुत निबल है और गृहरथी ख़ास कर 
अनेक बंधनों और ख्वाहिशों में गिरफ्तार रहता है, इस 
वास्ते उद्धार के लायक करनी हर किसी से बन पड़नी 
निहायत कठिन है। लेकिन राधास्वामी दयाल अपनी 
मेहर से चाहे जिससे, जो करनी वे मुनासिब और ज़रूर 


| ४८ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ] प्रेम पत्र राधास्वामी [ बचन | 


समझे, बनवाले और अपनी तरफ से बखूशिशा में जीव 
का कारज बनावें। ऐसी दया आज तक जीवों पर कभी 
नहीं हुई। और हकीकत में सिवाय कुल मालिक 
राधास्वामी दयाल के या जिसको वे इख्ि्तियार बखूशें, 
और किसी की ताकत नहीं है कि ऐसी दया की 
कार्रवाई कर सके । | 


१९ - जो जीव कि राधास्वामी दयाल के सन्मुख 
आये या उनकी संगत में शामिल होकर और सुरत 
शाब्द मार्ग का उपदेश लेकर अभ्यास करते है, और 
चरन सरन दृढ़ करते जाते है, उनको महा बड़भागी 
समझना चाहिये यानी एक दो तीन या चार जनम मे, 
वे निज धाम में पहुँच कर बासा पावेगे और अमर और 
परम आनन्द को प्राप्त होंगे।। 


बचन आठव 


प्रथम जरूरत स्वरूपवान सतगुरु और 
उनकी प्रीति और प्रतीत की है, तब अरूपी 
सलगुरु यानी कुल मालिक से मेला होगा।। 


१ - इस दुनिया में सब जीव नाम और रूप में लग 
रहे है और कुल रचना यहाँ की रूपवान है और हर एक 
रूप का नाम जुदा २ है, चाहे वह चैतन्य है या जड़ | | 

२ - जो कोई किसी पदार्थ का भेद सुनावे कि जिस 
का रूप नज़र नही आता या जो अति सूक्ष्म रूप या 
अरूप है और कोई खास नाम भी उसका नही है, तो 
वह भेद या हाल हर एक की समझ में नहीं आता, | 


| ८] छठाभाा [ ४९ | भाग 


बल्कि उस अरूप और अनाम पदार्थ की मौजूदगी का 
भी यकीन पूरा २ नहीं होता।। 


३ - रचना में बहुत से पदार्थ ऐसे सूक्ष्म रचे गये है 
कि वे इस लोक में मुतलक नज़र नहीं आते, सिर्फ 
उनकी कार्रवाई से वे जाने जाते हैं और जिन पदार्थों 
की कार्रवाई गुप्त है और खास तौर पर जुदा प्रकट 
नहीं हुई है, उन पदार्थों की किसी को खबर भी नहीं 
है।। 


४ - इस दुनिया में कुल रचना स्थूल है और इसका 
सूक्ष्म और अति सूक्ष्म रूप स्थूल के अंतर गुप्त है। जब 
तक कि कोई उस स्वरूप के मडल में न पहुँचे और 
उसकी अंतर दृष्टि न खुले, तब तक वह सूक्ष्म और 
अति सूक्ष्म रूप नज़र नहीं आ सकला ।। 


५ - विद्या और बुद्धिवान लोग दो या तीन दरजे के 
सूक्ष्म स्वरूप की समझ और कुछ अनुमान कर सकते 
है, लेकिन उसके परे के महा सूक्ष्म स्वरूप और असली 
अरूप और अनाम पद का कोई अनुमान नही कर 
सकते। | 

६ - मालूम होवे कि रचना मे तीन दरजे बड़े है और 
हर एक दरजे के पेट में छोटे दरजे हैं। यह लोक तीसरे 
दरजे में है, इस सबब से यहाँ के लोगों को, चाहे विद्या 
और बुद्धिवान है या नही, दूसरे और अव्वल दरजे की 
रचना की खबर भी नहीं हो सकती ।। 

७ - बल्कि इसी दरजे के ऊचे मुकाम की खबर 
बहुत कम है, क्योंकि सिवाय जोगियों के जो प्राणो को 
चढ़ा कर छठे चक्र के पार गये, और कोई रास्ते और 

मुकामों का भेद नहीं जान सकता।। 


| ५० | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ० ] प्रेम पत्र राधास्वामी [ बचन | 

८ - जोगेश्वर ज्ञानी ने प्राण और शाब्द का अभ्यास 
करके, दूसरे दरजे मे कई मुकाम तै किये और उनका 
भेद अपनी बानी बचन में इशारे मे कहा, लेकिन पहिले 
दर्ज का भेद सिवाय संतों के और किसी को मालूम 
नहीं हुआ क्योकि संत कुल मालिक के खास मुसाहब है 
और वे उसी धाम से जीवों के उपकार और उद्धार के 
वास्ते तशरीफ लाये ।। 

९ - अब ख्याल करो कि सबसे ऊचे मुकाम का, 
जो कुल मालिक राधास्वामी का धाम है, और भी ब्रह्म 
और पार ब्रह्मा पद का, जो दूसरे दरजे में वाकै हैं, और 
भी आत्मा और परमात्मा का जो तीसरे दरजे के ऊचे 
मुकाम है, भेद और कैफियत बगेर इन कुल देशो के 
भेदी और वाकिफकार के किस तरह मालूम हो सकता 


है? और कुल देश यानी तीनों दरजे के भेदी संत 
सतगुरु हैं, सो जब तक वे न मिलें, कोई जीव तीनों 
दरजों और उनके मुकामों के रास्ते का हाल और भेद 
और चलने और रास्ता तै करने की जुगल नहीं जान 
सकला ।। 


१० - जब जो कोई भेदी और बासी पहिले या दूसरे 
या तीसरे दरजे के, जिनको सत सतगुरु और जोगेश्वर 
ज्ञानी और जोगी कहते है, ससार में आये, उन्होंने भेद 
अपने अपने देश का अधिकारी जीवों को समझाया और 
चलने की जुगल जोगी और जोगीश्वरो ने प्राणायाम के 
वसीले से और सत सतगुरु ने सुरत शाब्द योग की 
कमाई से, बललाई । । 


११ - प्राणायाम की जुगत महा कठिन और खतरनाक 
है और सजम भी उसके निहायत मुशकिल है, सो वह 


| ८] छठाभा [ ५१ | भाग 


किसी से दुरुस्ती के साथ बन नहीं सकते यानी विरक्त 
जीव उसकी कमाई में लाचार और आजिज हैं, फिर 
गहस्थ जीव और खास कर औरतों की क्या ताकत कि 
इस अभ्यास को शुरू भी कर सके ? फिर कोर्ड भी 
जीव सिवाय चंद ईश्वर-कोटियों के परमात्म या पार 
ब्रह्म पद तक नहीं पहुँचा और सब के सब कर्म और 
धर्म में अटक कर रह गये।। 


१२ - जो कि दूसरा दरजा निर्मल चैतन्य और 
शुद्ध माया का देश है और तीसरा दरजा निर्मल चैतन्य 
और मलीन माया देश कहलाता है, इस वास्ते जोगी 
और जोगीशवर ज्ञानी, जो प्राणायाम का अभ्यास करके 
तीसरे और दूसरे दरजे के ऊँचे मुकाम में, जो परमात्म 
पद और पार ब्रह्म पद है, पहुँचे, वह माया के घेर में 


रहे और उसकी हद्द के पार जो संतों का देश है, न 
गये। तो फिर उन जीवो का जो तीसरे और दूसरे दरजे 
के ऊँचे मुकामों से बे-खबर रहे और चलने और चढ़ने 
का जतन न उनको मालूम हुआ और न उन्होने कभी 
उसका अभ्यास किया, क्या हाल कहा जावे ? यह सब 
जप तप और तीर्थ व्रत और मूर्ति पूजा और अनेक तरह 
के कर्मो मे, मुवाफिक उपदेश ब्राह्मणों ओर भेषों के 
(जो आप असली परमार्थ से बे-खबर है) अटके और 
फॅसे रहे और इस सबब से उनका जनम मरन और 
ऊचे नीचे देश और ऊँची नीची जोन मे बासा ब-दस्लूर 
जारी रहा यानी सच्ची मुक्ति या उद्धार किसी का नहीं 
हुआ।। 

१३ - जब सत सतगुरु प्रकट हुए और उन्‍होंने 
सुरत शब्द योग का भेद प्रकट किया, तब बहुत कम 


22 


| ५२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | २] प्रेम पत्र राधास्वामी [ बचन 
जीवों ने उनके बचन का एलबार किया, क्योकि सब के 
सब बाहरमुखी कार्रवाई में लगे हुए थे। और जोकि उस 
वक्त में प्राणायाम की महिमा विशेष थी, तो संतों की 
जुगल मे भी प्राणो का सग थोड़ा बहुत लगा कर उसको 
कठिन कर दिया और उसके फायदे से महरूम रहे ।। 

१४ - जब ऐसा हाल जगल का देखा कि कोई जीव 
घर की तरफ नही चलता और सब के सब चोरासी में 
बहते और भरमते जाते है, तब कुल मालिक राधास्वामी 
दयाल आप दया करके जगत में प्रकट हुये और सलत 
सतगुरु रूप धारण करके जीवों को सुरत शाब्द मार्ग 
का उपदेश (बगेर प्राणों के सग के) किया और अपने 
चरनों में जीवों की प्रीति लगाई और महिमा सल 
सतगुरु और उनके सतसंग की, बजाय मूर्ति और तीर्थ 
के, खोल कर सुनाई और कहा कि सतसग रूपी तीर्थ 
में स्नान करके यानी बैठ कर बहुत जल्द जीव सफाई 
अलर और बाहर की हासिल कर सकता है। और 
बजाय मूर्ति के जो न बोले और न चाले और न सशय 
और भरम दूर कर सके, संत सतगुरु के चरनो मे प्रीति 
करने से सुरत और मन अंतर अभ्यास मे रस ले सकते 
है और ऊंचे देश की तरफ चढ़ाई कर सकते है और 
जगत से सहज बैराग हासिल हो सकता है।। 

१५ - इस बचन को जिन जीवो ने चित्त देकर सुना 
और समझा और हित करके माना, उनको बहुत जल्द 
अभ्यास का फायदा अतर में मालूम पड़ा और प्रीति 
और प्रतीत चरनो में जागने और बढ़ने लगी ।। 


१६ - जो अभ्यास कि राधास्वामी दयाल ने बलाया, 
वह इस कदर आसान है कि लड़का जवान बूढ़ा औरत 


® 


| ८] छठाभा [ ५३ | भाग 

या मर्द, विरक्त होवे या गृहस्थ, बहुत आसानी से दो 
चार बार हर रोज कर सकते है और सत सतगुरु के 
चरनों में प्रीति भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। 
क्योकि दुनिया मे स्त्री पुत्र और धन से लगा कर 
बेशुमार जीवों, माल और असबाब मे, कम से कम और 
ज़्यादा से ज्यादा दरजे की प्रीति करने की सबको 
आदत है और प्रीति की रीति का बर्ताव भी हर कोई 
अच्छी तरह से जानता है, कोई बात सिखाने और 
समझाने की ज़रूरत नहीं है।। 


१७ - प्रीति का कायदा है कि इक तरफी नहीं 
बढ़ती, बल्कि उसका एक रस कायम रहना भी मुशकिल 
है लेकिन जब दोनो तरफ से होवे, तब बहुत जल्द 
बढ़ती है और उसका आनद और बर्ताव भी दिन दिन 
ज्यादा होता जाता है। इसी सबब से जो कोई मूर्ति में 
प्रीति करे, उसका एलबार नहीं हो सकता, कि न तो 
वह प्रीति बढ़ती है और न कुछ रस और आनद उसका 
खास तौर पर प्रीति करने वाले को मिलता है। और 
जब कोई सत सतगुरु के चरनों मे जो कि चेतन्य और 
समर्थ है , प्रीति करे तो वही उलट कर उस पर दया 
करेंगे और उसकी ताकत दिन २ बढ़ा कर, गहरा प्रेम 
चरनों का अंतर और बाहर बरूशेगे, तब हालत इसकी 
सहज में बदलती जावेगी यानी दुनिया की तरफ से 
बैराग और चरनो में अनुराग बढ़ता जावेगा ।। 


१८ - सत सतगुरु जब जीव को सलसग में लगाते 
है और चरनों की प्रीति दूढ़ाते है, लब पहिले ही भेद 
कुल मालिक के स्वरूप का जो उनका भी निज रूप है 
और हर एक के घट २ मे मौजूद है, बतौर उपदेश के 


| 4४ |] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ४ ] प्रेम पत्र राधास्वामी [ बचन | 


समझा कर हिदायत करते हैं कि बाहर और अलर 
स्वरूप में बराबर प्रीति लगावे और फिर जिस कदर 
अभ्यास में तरक्की होवे, अलर के स्वरूप मे प्रीति 
बढ़ाता जावे, ताकि एक दिन निज अरूपी स्वरूप से 
मेला हो जावे।। 


१९ - इस वास्ते जो कोई अपना सच्चा छुटकारा 
और उद्धार चाहे, उसको चाहिये कि संत सतगुरु के 
सलसग में शामिल होकर उनके चरनों में गहरी प्रीति 
करे और बचन उनके चित्त देकर सुने और मनन करके 
अपनी समझ और पकड़ और रहनी बदलता जावे। तब 
उनकी मेहर और दया से अतर में रास्ता तै होना शुरू 
होगा और रफ्ता २ माया के घेर के पार पहुँच कर, कुल 
मालिक राधास्वामी दयाल के चरनों में विश्राम पावेगा।। 


२० - चैतन्य मूरत संत सतगुरु की है। जो कोई 
उनसे प्रीति लगावेगा, उसका उद्धार होवेगा और जो 
काई पत्थर या धात की बनी हुई मूर्त्तियों या कोई और 
निशान या ग्रन्थ में भाव लावेगा और पूजा करेगा, 
उसको जिस कदर लन मन धन लगावेगा, उसके 
मुवाफिक शुभ कर्म का फल मिलेगा, पर उद्धार नहीं 


होगा।। 


२१ - मूर्त्तियो की प्रीति का कुछ ऐतबार नहीं है। 
अक्सर मूर्त्तियाौँ औतारों या देताओं की होती है और 
इनकी लीला बिलास सुन कर या पढ़ कर, लोग उनमे 
परमेश्वर का भाव लाते है, लेकिन वह मूर्त्ति उस भाव 
के ठहराव या तरक्की में कुछ मदद नहीं देती, बल्कि 
जब उसके असली स्वरूप की रहनी और लीला बिलास 
का वर्णन उल्टी तरह से किया जावे, तो फौरन मूर्त्ति 


| ८] छठाभा [ ५५ | भाग 

और उसके औतार स्वरूप में अभाव आ जाता है और 
भक्ति जाती रहती है। बर-खिलाफ इसके चैतन्य स्वरूप 
जो सच्चा गुरु है, सशय और भरम और अभाव वगैरा 
को अपने बचन सुना कर दूर करेगा और अन्तर 
अभ्यास करा कर अपने निज रूप में विशेष प्रीति 
जगावेगा । | 

२२ - अब गौर करो कि जब कुल मालिक अनाम 
और अरूप है और जीव उसकी अस हैं, तो जब तक 
कि यह तन मन और इन्द्रियो से बल्कि माया के घेर से 
न्यारे न होंगे और विदेह होकर कुल मालिक के धाम 
यानी निर्मल चैतन्य देश में जहाँ माया की मिलौनी नहीं 
है, नही पहुँचेंगे, तब तक जनम मरन और देही के 
बंधन और कष्ट क्लेश से छुटकारा नहीं होगा और न 
परम आनन्द प्राप्त होगा ।। 

२३ - जीव इस कदर माया में डूब रहे है और भूल 
और भरम का इस कदर इस लोक में जोर शोर है कि 
किसी को अपने सच्चे माता पिता कुल मालिक 
राधास्वामी दयाल और उनके निज धाम की सुध भी 
नही रही, बल्कि जो कोई पता और भेद बतावे और 
निज घर की याद दिलावे, उसके बचन का ऐतबार भी 
नही करते और बजाय मुवाफकत और मुहब्बत के, उस 
से विरोध बाधते हैं। फिर किस तरह इन का उद्धार 
होना मुमकिन है ? 


२४ - सिवाय कुल मालिक राधास्वामी दयाल और 
सत सतगुरु के, जब वे नर स्वरूप धारन करके, जगत 
में प्रगाट होवे और सत्त पुरुष राधास्वामी धाम का भेद 
और चलने का तरीका सुरत शाब्द मार्ग के वसीले से 


4 


| ५६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ६] प्रेम पत्र राधास्वामी [ बचन | 
समझावें, और किसी की ताकत नहीं है कि जीव को 
इस मार्ग पर चला सके या उस जुक्ति का अभ्यास करा 
सके, फिर जब इनमे अभाव आया तो कौन सूरत 
उद्धार की बाकी रही ? इसी सबब से कसरत से जीव 
कुल मतों के चौरासी में भरम रहे हैं ।। 


२५ - यह कायदा है कि जब तक किसी मुकाम या 
इल्म या हुनर का भेदी और वाकिफकार नही मिलेगा, 
तब तक कोई शख्स उस मुकाम या इल्म या हुनर को 
हासिल नही कर सकता। इस वास्ते जो कोई पूरा 
उद्धार चाहे, वह जब तक कि माया के पार न जावेगा, 
तब तक कारज उसका नहीं बनेगा ।। 


२६ - मालूम होवे कि जब कुल मालिक सब रचना 
के परे है और आप अनाम और अरूप है, तो जितने 


नाम और रूप और रचना पैदा हुई, वह उसी अरूप 
और अनाम की धार या किरनियों से ज़ाहिर हुई । फिर 
जिस मुकाम पर कि इस रचना में जीव का क्याम है, 
वहाँ से जितनी रचना कि ऊपर है, सूक्ष्म और अति 
सूक्ष्म और महा सूक्ष्म वगैरा सबको तै नहीं किया 
जावेगा, तब लक उस अरूप से मेल किस तरह हो 
सकता है ? इस वास्ते भेद, रास्ते और मंजिल और 
नाम और रूप का, जो जहाँ २ आदि धार के उतार के 
वक्‍त, पैदा हुये, मालूम होना और उसके मुवाफिक 
रास्ते का तै होना जरूर दरकार है, क्योकि बगैर इस 
कार्रवाई के किसी अरूप से मिलना ना-मुमकिन है। 
और यह भेद सिवाय उस देश के भेदी और बासी क, 
जो संत सतगुरु है, दूसरा नहीं समझा सकता और न 
रास्ता तै करने में मदद दे सकता है।। 


| ८ ] छठाभा [ ५७ | भाग 


२७ - इस वास्ते जब तक नर स्वरूप सतगुरु नहीं 
मिलेंगे और उनके चरनों में प्रीति और प्रतीत नहीं 
आवेगी और दया और मेहर उनकी शामिल नहीं होगी, 
तब तक कोई जीव निज घर और सच्चे मालिक का 
भेद नहीं जान सकता और न चलने का जतन शुरू कर 
सकता है और न उस देश में पहुँच सकता है।। 


२८ - अनाम और अरूप, संत सतगुरु का निज 
रूप है और वही अरूप, शब्द स्वरूप होकर प्रकट 
हुआ। शब्द भी अरूप और निराकार है और सब जगह 
और घट २ में मौजूद है। सो उसी शब्द की धुन को 
पकड़ा कर, संत सतगुरु जीवों की सुरत को घट में 
चढ़ा कर निज धाम में पहुँचाते हैं।। 


२९ - जब तक कि रचना प्रकट नहीं हुई, सिवाय 
अनाम और अरूप के और कुछ नहीं था और जब मौज 
रचना की हुई, तब वही अनाम और अरूप की धार 
शब्द स्वरूप होकर प्रकट हुई, सो कुल रचना असल मे 
शब्द स्वरूप है यानी अरूप और निराकार । यही शब्द 
स्वरूप प्रेमी जीवों को अरूप और अनाम पद मे 
पह्टुँचावेगा और यही स्वरूप सतगुरु का और सब 
सुकामों और पदों का और भी कुल जीवों का है। बाहर 
से सत सतगुरु शाब्द का भेद देकर और जुगत समझा 
कर, अंतर में धसाते और चलाते है और अंतर में शब्द 
गुरू सुरत को ऊचे देश यानी निज धाम की तरफ खेच 
कर और अपना रूप बता कर, कुल मालिक राधास्वामी 
दयाल के चरनों में पहुँचाता है। इससे जाहिर है कि 
बाहर से सतगुरु के नर स्वरूप की मदद और अंतर मे 
सतगुरु के शाब्द स्वरूप की दया और मेहर के बगैर 


| 4८ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ८ ] प्रेम पत्र राधास्वामी [ बचन | 


किसी जीव का कारज नहीं बन सकता और यह दोनों 
स्वरूप एक ही हैं। शाब्द स्वरूप सतगुरु से मिल कर 
जीव अरूप और अनाम कुल मालिक का, थोड़ा बहुत 
अनुमान और ध्यान कर सकता है। और तरह से 
उसको कुछ भी समझ अरूप और अनाम की नही आ 
सकती | और जिन लोगों ने इसी देशा में अरूप और 
अनाम से मिलना, बगैर तै करने रास्ते के और सुरत 
शब्द मार्ग के अभ्यास के, बयान किया है, वह अपनी 
समझ के अनुसार जड़ या चैतन्य आकाश से मिले और 
अपनी गलती और नादानी से उसी को अरूप और 
अनाम करार दिया । मगर इस तरह उनके जीव का 
कारज जैसा चाहिये, नहीं बना।। 


३० - मालूम होवे कि हर मुकाम पर सरूप और 
अरूप मौजूद है। एक को वाच यानी शाब्द स्वरूप कहते 
हैं और दूसरे को लक्ष यानी अरूप और निराकार। 
लेकिन यह सब रास्ते के लक्ष यानी निराकार स्वरूप, 
असली अरूप नहीं हैं। इन सब के पेट में बीज रूप 
माया और निहायत सूक्ष्म आकार मौजूद है कि वह 
अभ्यासी के देखने और समझने में नहीं आ सकता, 
जब तक कि उससे ऊँचे देश में न चढ़े।। 


३१ - सतो के बचन के मुवाफिक असली अरूप कि 
जहाँ किसी किस्म का आकार बल्कि रेखा भी नही है, 
सब मुकामो के परे है। फिर जो कोई कि माया की हद्द 
मे, जहाँ तहाँ के लक्ष स्वरूप को अरूप और अनाम 
समझ कर या मान कर रह गये, वे किसी काल के बाद 
फिर रचना मे आवेंगे और जनम मरन के चक्कर से 
छुटकारा उनका नहीं हुआ। खुलासा यह कि उन्होने 


| ४] छठाभा [ ५९ | भाग 


ब-सबब न मिलने संत सतगुरु के धोखा खाया और 
रास्ते ही में रह गये यानी उनका पूरा उद्धार नहीं 


हुआ। | 


बचन नवा 


बाचक ज्ञानियों का अपने लई ब्रह्म कहना 
या मानना गलत हे, जब तक कि अभ्यास 
करके ब्रह्म को अपने घट में प्रकट न करें। | 

१ - आज कल के जमाने में ज्ञानी और सूफी जो 
कि अपने लई विद्यावान कहते है और असल में विद्या 
पढ़ कर उन्होंने अपना ज्ञान या समझ दुरुस्त की है, 
अपने लई और कुल जानदारों बल्कि रचना को ब्रह्म 
यानी ख़ुदा कहते है। यह कहन उनकी सिर्फ जबानी है, 
क्योकि अपने घट मे ब्रह्म के दर्शन की प्राप्ति के बगेर 
यह बचन मुख से उच्चारण करते है और इस वास्ते वे 
बाचक ज्ञानी और बाचक सूफी है।। 

२ - यह बचन (कि मै ब्रह्मा हूँ) जो उन्होने बरमला 
कहा, वह मुवाफिक कौल सच्चे ज्ञानी और सच्चे 
सूफियों के, जो ब्रह्म पद में पहुँचे और दर्शन पाकर 
वहाँ यह बोली बोले, सही है मगर यह लोग मन और 
इच्द्रियों के घाट पर बैठे इये अपने लई ब्रह्म मानते है, 
यह ख्याल उनका गलत है।। 


३ - अफसोस का मुकाम है कि बाचक ज्ञानी और 
सूफी अपने मन की हालत कभी नहीं परखते, नहीं तो 
| डनको अपने असली हाल की खबर पड़ जाती कि | 


| ६० | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ० ] प्रेम पत्र राधास्वामी [ बचन | 
उनका मन कहाँ २ अटका और बॅधा हुआ है और 
जरा २ से आराम और तकलीफ मे दुखी सुखी होता है, 
तब यह ऐसा बचन कि मे ब्रह्मा हूँ , प्रकट करके न 
बोलते । | 


४ - इसमे कुछ शक नही कि ब्रह्म सब जगह 
मौजूद है, लेकिन इस माया देश में उस पर कितने ही 
खोल चढ़े हुये है, असल सूरत उसकी गुप्त और 
पोशीदा है। इस वास्ते जब तक कोई शख्स अभ्यास 
करके, उन खोलो या परदोौ को नही फोडेगा, तब तक 
ब्रह्म का दर्शन उसको नहीं मिलेगा ।। 


५ - सच्चे ज्ञानी ने प्राणायाम का अभ्यास करके 
और अपने मन और सुरत को छ: चक्र के पार चढ़ा 
कर ब्रह्म का दर्शन पाया। पर प्राणायाम की जुगल ऐसी 


कठिन और खतरनाक है कि किसी शख्स और खास 
कर गृहस्थी और औरतों वगैरा से उसका अभ्यास 
बिल्कुल नहीं बन सकता, इस सबब से भेष और 
गृहरथी दोनों का उद्धार मुमकिन नही ।। 


६ - जबकि ऐसी हालत जीवो की देखी कि कोई 
भी निज घर की तरफ (जो कुल मालिक का धाम है 
और जहाँ से आदि में सुरत उतरी) नहीं जाता और 
सबके सब माया के घेर में भरमते है, कुल मालिक 
राधास्वामी ने सत सतगुरु रूप धारन करके सहज मार्ग 
जीवो के उद्धार का, प्रकट किया। इस जुगल को सुरत 
शब्द योग कहते है और गृहस्थ और विरक्त और स्त्री 
और पुरुष इसको ब-आसानी कर सकते हैं और फौरन 
उसका फायदा भी देख सकते है। । 


| ९४] छठाभा [ ६१ | भाग 


७ - जो कोई राधास्वामी संगत में शामिल होकर 
और उपदेश लेकर सुरत शब्द का अभ्यास शुरू करे, 
वह एक दिन ब्रह्म पद और फिर माया की हद्द के परे, 
सत्तनाम और कुल मालिक राधास्वामी दयाल का दर्शन, 
अपने घट में कर सकता है। घट में दर्शन पाने के बाद 
फिर पहुँचा हुआ शख्स कुछ नहीं बोलेगा कि मै ब्रह्म हूँ 
या सत्तपुरुष हूँ या राधास्वामी | | 


= - ब्रह्म पद के प्राप्त होने पर जो कोई वहाँ 
ठहरेगा, उसका पूरा उद्धार नहीं होगा, क्योकि माया के 
घेर में रहने से जनम मरन का चक्कर, चाहे बहुत देर 
के बाद होवे, नहीं छूटेगा, लेकिन जो कोई सत्तलोक या 
राधास्वामी पद में पहुँचेगा, वह अमर और परम आनद 
को प्राप्त होवेगा।। 

९ - इस वास्ते कुल जीवो को और बाचक सूफी 
ज्ञानियों को खास कर लाज़िम और मुनासिब है कि 
कुल मालिक राधास्वामी दयाल की सरन लेकर, सुरत 
शब्द मार्ग का अभ्यास शुरू करें, तो एक दो तीन हद्द 
चार जनम मे उनका सच्चा और पूरा उद्धार हो जावेगा। 
और जो इस बचन को न मानेगे, तो हमेशा माया के 
घेर में ऊचे नीचे देश और ऊँची नीची जोन में भरमते 
रहेंगे। और कच्ची बोली जैसे मैं ब्रह्म हूँ, जब तक कि 
ब्रह्म पद की प्राप्ति न होवे, अपने मुख से न निकालें । | 

१० - और मालूम होवे कि ब्रह्मा पद की प्राप्ति भी, 
सुरत शाब्द मार्ग के अभ्यास से होवेगी, और किसी 
अभ्यास के वसीले से इस जमाने में चढ़ाई मन और 
सुरत की मुतलक बन्द है और न किसी से दूसरा 
अभ्यास दुरुस्ती से बन पड़ेगा ।। 


4 


| ६? | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | २] प्रेम पत्र राधास्वामी [ बचन 

११ - मुकाम नाभि और हिरदे मे अभ्यास करके, 
थोड़ी बहुत सिद्धि और शक्ति या सफाई और रोशनी 
और नूर का मुशाहिदा* हासिल हो सकता है, लेकिन 
सुरत मन की चढ़ाई छ: चक्र के परे बगेर अभ्यास 
राधास्वामी दयाल की जुगल के, किसी तरह मुमकिन 
नहीं है और न इन अभ्यासो मे जीव का उद्धार मुमकिन 
है, बल्कि जो सिद्धि और शक्ति मे अटक गया, तो नीचे 
के दरजे में गिर जावेगा ।। 


बचन दसरवों 
सरन और करनी के वास्ते प्रेम और 
मेहर दरकार है। । 
।। सरन का बयान।। 


१ - सरन से यह मतलब है कि सर्व अग करके 
जीव समर्थ के आसरे और उनके चरनो में दीन और 
अधीन हो जावे और अपना किसी किस्म का बल या 
ताकत पेश न करे और न उसका अहकार मन में लावे, 
बल्कि अपने आपको निहायत निबल और नाकारा देख 
कर, समर्थ के चरन दृढ़ कर पकड़े और उनकी ओट 
लेवे और अपने उद्धार और उपकार के वास्ते, सिवाय 
समर्थ के दूसरी तरफ नज़र या ख्याल या किसी किस्म 
की आसा न लावे ।। 


२ - समर्थ से मुराद कुल मालिक सत्तपुरुष 
राधास्वामी दयाल और संत सतगुरु से है, जो घट २ 
१ - देखना। 


N 


2 


| १०] छठाभाग [ ६३ | भाग 
में मौजूद है और सत सतगुरु स्वरूप से बाहर सतसंग 
और उपदेश करते हैं।। 

३ - ऐसी सरन बगेर कुछ अर्से सत सतगुरु का 
सतसंग और अंतर में सुरत शब्द मार्ग का अभ्यास 
करने के हासिल नहीं हो सकती यानी पहिले सतसंग 
करके समझ-बूझ बदलेगी और ससार की पकड़ ढीली 
होवेगी और अन्तर में अभ्यास करके और दया पाकर 
प्रीति और प्रतीत जागेगी और अन्तर और बाहर परचे 
दया और रक्षा के निरख कर प्रेम पैदा होगा और चरनों 
मे पूरा विश्वास आवेगा। | 


४ - जिसको ऐसी सरन प्राप्त है, वह कुल कारोबार 
मे, क्या परमाथी क्या स्वाथी, अपने सतगुरु स्वामी की 
मौज को निहारता है और दया का भरोसा रखता है 
और फिर मोज से कुल काम उसके थोड़े बहुत सम्हलते 
और दुरुस्त होते जाते है। और जहाँ कहीं और जब 
कभी कोई काम, इसके मन और चाह के मुवाफिक नहीं 
होता, उसमें भी मौज को मुख्य रख कर, उसके साथ 
जहाँ तक बने, मुवाफकत करता है।। 


५ - ऐसे सरन वाले की सुरत मे घुर मुकाम में 
पहुँच कर कुल मालिक और अपने सच्चे माता पिता 
राधास्वामी दयाल के दर्शन का शौक बढ़ता रहता है 
और उसके साथ ही चढ़ाई का रास्ता खुलता जाता है 
और प्रेम बढ़ता जाता है।। 


६ - यह सरन मेहर और दया से हासिल होती है 
यानी मेहर और दया से जीव का सजोग सतसंग और 
सतगुरु के साथ लगता है और सतगुरु के बचन और 

उपदेश के मुवाफिक करनी बनती जाती है ओर अन्तर | 


| ६४ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ४ ] प्रेम पत्र राधास्वामी [ बचन 


बाहर फल भी उसका मिलता जाता है और दिन २ कुल 
मालिक राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु के चरनों 
मे विशवास और भरोसा बढ़ता जाता है और सरन 
मजबूत होती जाती है और दर्शनों का प्रेम जागला और 
बढ़ता जाता है।। 

७ - जो कोई सतो की जुगल किताबों या किसी 
और तोर से दरियाफ्त करके अभ्यास शुरू करेगा और 
बानी बचन पढ़ कर और अपनी बुद्धि अनुसार करनी 
और रहनी दुरुस्त करना चाहेगा और कुल मालिक और 
संत सतगुरु की दया और मेहर शामिल नहीं है, तो 
उसका काम पूरा नही बनेगा यानी अभ्यास सुरत शाब्द 
मार्ग का बराबर नही कर सकेगा, रास्ते में विघ्न वगैरा 
उसको रोकेंगे और डरावेगे और अनेक तरह के ख्याल 
मन मे पैदा करके उसको चंचल और मलीन कर देंगे 
ताकि उसका अभ्यास रुक जावे और सच्चे रास्ते पर 
कदम न रखने पावे।। 


करनी का बयान 


८ - (१) सत सतगुरु का सलसग करना और चित्त 
देकर बचन सुनना और विचारना और अपनी समझ 
और दुनिया में पकड़ और रहनी को उनके मुवाफिक 
दुरुस्त करते चलना, (२) सुरत शब्द मार्ग का उपदेश 
लेकर विरह और प्रेम अग के साथ तब अभ्यास करना 
और अपने मन और सुरत को सचेत कर जिस कदर 
बन सके ऊंचे देश की तरफ चढ़ाना और रस लेना, 
(३) कुल मालिक राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु 
के चरनों में प्रेम पूर्वक भक्ति यानी सेवा और दीनता 


® 


2 


| १०] छठाभाग [ ६५ | भाग 


करना और उनकी प्रसन्नता हासिल करने के लिये 
जतन मुनासिब करना, (४) प्रेमी और भक्त जन से 
प्रीति के साथ बर्ताव करना और जब मौका मिले, 
उनकी मुनासिब सेवा करना और बाकी जीवों के साथ 
दया अग लेकर के बर्ताव करना और (५) मन में अपने 
उद्धार की चिन्ता और फिक्र लगी रहे और अपने मन 
और इन्द्रियों की चाल को निरखता और सम्हालता चले 
ताकि पूरे उद्धार में विघ्न न डालने पावे और 
राधास्वामी धाम मे पहुँचने के वास्ते रास्ते मे न अटकावे। । 


९ - ऐसी करनी संत सतगुरु और राधास्वामी 
दयाल की मेहर और दया के बगैर नहीं बन पड़ेगी, 
और जिस से बन पड़े, वही जीव बड़भागी और मेहरी 
है। | 


१० - ऐसी करनी वाला हमेशा अपने चित्त में दीन 
अधीन रहता है और अपने मन की कसरों को निहार 
कर, उनके दूर करने के वास्ते हमेशा कोशिश करता 
रहता है और सत सतगुरु और राधास्वामी दयाल के 
चरनों मे विशेष दया और मेहर की प्राप्ति के वास्ते 
प्रार्थना जारी रखता है।। 

११ - ऐसी करनी वाला सत सतगुरु और 
राधास्वामी दयाल की मेहर और दया का सदा गुन 
गाता रहता है और अपनी बड़-भागता पर हमेशा शुकर 
करता है और आइन्दा के वास्ते ज़्यादा दया और 
तरक्की की आसा रख कर मगन रहता है।। 

१२ - यह शख्स सेवा में होशियार रहता है, और 
प्रेम और सेवा की नई नई उमंग उठाता रहता है और 
| सच्चे परमार्थियो का हमेशा मददगार रहता है ।। 


| ६६ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ६ ] प्रेम पत्र राधास्वामी [ बचन | 
१३ - इस शख्स को बड़ा ख्याल इस बात का 
रहता है कि उसकी प्रीति और प्रतीत चरनों में दिन २ 
बढ़ती रहे और किसी तरह से उसमे घाटा न आवे और 
जब कभी कोई माया या काल के चक्कर से डिगमिग 
या रूखा फीका भी हो जावे, तो बानी और बचन याद 
करके या पढ़ कर और बेशुमार परचे जो दया के अतर 
और बाहर मिले है, उनकी सुध लाकर अपने मन को 
संत सतगुरु की मेहर और दया से जल्द सम्हाल लेता 
है और अपनी कसर को देख कर शरमाता और 
पछताता है और आइन्दा दया के वास्ते प्रार्थना करता 


है। | 


१४ - ऐसी करनी जल्द रास्ता तै कराती है और 
एक दिन निज धाम में बासा दिलाती है और सत 
सतगुरु और राधास्वामी दयाल की हर वक्त मेहर ऐसी 
करनी करने वाले परमार्थी पर बनी रहती है और 
उसका कारज बनाती जाती है।। 


बचन ग्यारहवो 


मालिक घट २ मे मौजूद है, मगर सिवाय 
गुरु-ज्ञानी के दूसरे को इस बात की परख 
नहीं हो सकती है।। 


१ - सत मत के मुवाफिक मालिक हर एक के घट 
में मौजूद है और ऊँचे से ऊँचा उसका धाम है।। 

२ - और मतो के मुवाफिक भी यह बात सही होती 
है यानी सब कहते हैं कि मालिक सब जगह मौजूद है। 


| ११] छठाभा [ ६७ | भाग 
तो जब कि सब जगह मौजूद है, फिर हर एक के घट 
में भी ज़रूर मौजूद होना चाहिये। लेकिन स्थान का 
पता और भेद साफ २ किसी मत में नहीं बयान किया।। 
३ - अलबत्ता हिन्दुओं के मत में इस कदर खोल 
कर बयान किया है कि जहाँ चोटी का स्थान है, वही 
मालिक का निज धाम है और जीव की बैठक नेत्रो में 
बललाई है।। 


४ - जोगियो ने रास्ते का भेद, छः: चक्र तक प्रकट 
किया और जोगीश्वरो ने तीन मुकाम यानी तीन केवल, 
छ: चक्र के ऊपर, कहे और सिर्फ संतों ने उसके परे 
का भेद यानी हाल तीन मुकाम का जिनको पदम कहते 
है, खोल कर वर्णन किया और इस जमाने में कुल 
मालिक राधास्वामी दयाल ने, संत सतगुरु रूप धारन 


करके, बाकी के तीन मुकामो को खोल कर, निज भेद 
कुल मालिक का प्रकट किया है।। 

५ - यह निज भेद और हाल, रास्ते और मजिलो 
का, और जुगल चलने की, निहायत आसान तरीके से 
कुल मालिक राधास्वामी दयाल ने खोल कर बयान 
करी है कि जिसको हर कोई औरत और मर्द लड़का 
जवान और बूढ़ा, गृहस्थ होवे या विरक्त, आसानी से 
कर सकते है और अपने उद्धार की सूरत, सुरत शब्द 
मार्ग के अभ्यास से, थोड़ी बहुत जीते जी देख सकते 
हैं। | 

६ - यह ऊँचे मुकामों का भेद और तरीका अभ्यास 
का, और किसी मत में वर्णन नहीं किया है और न 
किसी दूसरे शख्स को, सिवाय सत सतगुरु और कुल 
मालिक राधास्वामी दयाल के, मालूम है। इस जमाने में 


| ६८ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ८ ] प्रेम पत्र राधास्वामी [ बचन | 
जीवों पर निहायत दरजे की दया फरमा कर कुल 
मालिक ने आप इस ससार में प्रकट होकर जाहिर 
किया । जो कोई बचन को माने उसका उद्धार सहज मे 
होता है और नहीं तो हमेशा चौरासी में भरमता रहेगा ।। 


७ - सिवाय कुल मालिक राधास्वामी दयाल और 
सत सतगुरु के, वे लोग जो कि उनके चरनों में भाव 
और भक्ति के साथ आये और जिन्होंने कोई दिन 
सतस करके, सुरत शब्द मार्ग का उपदेश लिया, इस 
गुप्त भेद से जो कि राधास्वामी मत का निज उपदेश 
है, वाकिफ है और वे ही गुरु-ज्ञानी कहलाते है यानी 
सच्चे गुरू से ज्ञान पाया और सच्चा गुरू जो शाब्द है 
और घट घट में ऊँचे देश में बोल रहा है, उसका ज्ञान 
पाया यानी भेद लेकर अभ्यास शुरू किया ।। 

८ - जीव का असली रूप कई परदों में और इसी 
देह में गुप्त है और जो रूप कि बाहर नज़र आता है, 
वह स्थूल है और उसके अन्दर सूक्ष्म रूप है, जिससे 
जीव स्वप्न देखता है और फिर उसके अन्दर कारन 
शरीर है, जहाँ पहुँच कर जीव आराम के साथ सोता है 
या रहता है। इन तीन स्वरूपों के परे जीव का लुरिया 
रूप है, जहाँ से धार पिंड में आकर सब शारीरों को 
चैतन्य करती है। । 

९ - जैसे जीव के तीन स्वरूप या अवस्था है, ऐसे 
ही ईश्वर या ब्रह्म के भी तीन स्वरूप हैं, जिनको माया 
सबल और साक्षी और शुद्ध या पारब्रह्म कहते है।। 


१० - सतों का देश जहाँ कुल मालिक राधास्वामी 
दयाल का निज धाम है, ब्रह्म और पारब्रह्म पद के परे 
और बहुत दूर है। फिर ख्याल करो कि जो लोग 


| ११] छाभाग.. [ ६९ | भाग 
मालिक को, बाहर मूर्तो और तीर्था और पिछले महात्माओ 
के निशानों और ग्रन्थों और मकानों और दरियाओ और 
कुओं पर दूँढते हैं, वे किस कदर भूल और भरम में पड़े 
है और उनका कभी थल बेड़ा नही लगेगा ।। 

११ - जब कि जीव का असली रूप साफ देह में 
गुप्त मालूम होता है और ईश्वर और मालिक कुल को 
जो सब जगह मौजूद बताते है, वह सरीह घट मे गुप्त 
मालूम होता है, फिर उन लोगों की समझ और अकल 
की निसबल जो कि आप बाहर भरम रहे हैं और दूसरे 
जीवों को भी बाहर भरमाते है, सिवाय अफसोस के क्या 
कहा जावे कि ज़रा भी सोच और विचार नहीं करते 
और न अपनी करतूत के नफे और नुकसान को 
मुलाहिजा करते है, सिर्फ टेकियों और अंधो और 
नादानों की तरह पिछली चाल को चला रहे हैं। और 
जो कोई उनके फायदे की बात सुनावे यानी राधास्वामी 
मत के मुवाफिक आतर के भेद और असली स्वरूप का 
जिक्र करे, तो मुतलक तवज्जह नहीं करते बल्कि दूर 
भागते है। यह उनकी अभागता का निशान है कि नकल 
और भरम में ही पड़े रहना चाहते हैं। | 


१२ - यह टेकी और संसारी लोग हरचद जाहिर में 
कृष्ण और राम और विष्णु और शिव और शक्ति की 
मूर्तो के पुजारी और भक्त नज़र आते है, लेकिन 
हकीकत में उन देवताओं और औतारों के असली 
स्वरूप के (जो उनके घट में मौजूद है) दुश्मन हैं। 
क्योकि जो कोई उसका भेद और पता और महिमा 
उनको सुनावे, उसको मूर्तो का निन्दक कहते है और 
उसके बचन को ज़रा भी तवज्जह करके नहीं सुनते, 


4 


| ७० | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ०] प्रेम पत्र राधास्वामी [ बचन | 


बल्कि उसके साथ दुश्मनी और फिसाद करने को 
तैयार होते हैं। अब ख्याल करो कि यह लोग ब्रह्म और 
उसके औतार स्वरूप और देवताओं के दुश्मन हैं कि 
भक्त, और इनका उद्धार किस तरह होगा ? 


१३ - भागवत के एकादश स्कन्ध मे साफ लिखा है 
कि सच्चे कृष्ण अपने भक्त ऊधो को बगैर जोग अभ्यास 
के परम धाम में नहीं पहुँचा सके। फिर मूर्त कुष्ण, टेकी 
पुजारियो को क्या दे सकता है, खास कर उस हालत 
मे कि इन लोगों को उसके असली स्वरूप से विरोध 
है? इस वास्ते सब मूर्ति पूजा वाले सिवाय उनके कि 
जो भोले और अन्तर में सच्चे है और असल स्वरूप से 
मिलने का हिरदे में शोक रखते हैं, चौरासी में चले जाते 
है, और नीच ऊच देह, नीच ऊच देश में, धारन करके, 
अपनी करनी का फल भोगते हैं।। 

१४ - जो भोले ओर सच्चे भक्त हैं और अनजानता 
के सबब से मूर्ति पूज रहे है, उनका संयोग कुल 
मालिक राधास्वामी दयाल अपनी मेहर से, साथ सत 
सतगुरु या साध गुरु या उनके सतसंगी के साथ लगा 
कर, और सच्चे मार्ग और सच्चे अभ्यास का उपदेश 
करा कर, एक दिन अपने निज धाम मे बासा देंगे।। 


१५ - इस वास्ते हर एक जीव को जो अपना सच्चा 
उद्धार चाहे, मुनासिब और लाजिम है कि सच्चे मालिक 
और उसके निज धाम का और उससे मिलने के तरीके 
का, खोज और तलाश राधास्वामी संगत में करे, तो 
उसको पूरा पला और भेद और चलने का तरीका 
मालूम हो जावेगा। और फिर सत सतगुरु की मेहर 
और दया लेकर और सुरत शब्द मार्ग का अभ्यास 


| १] छठाभाग [ ७१ | भाग 
करके, एक दिन निज धाम में पहुँच कर हमेशा को 
सुखी हो जावेगा और काल और करम के कष्ट और 
क्लेश और जनम मरन के चक्कर से कतई छुटकारा हो 
जावेगा । | 


बचन बारहवाँ 


मालिक को भक्ति प्यारी है और भक्ति 
सतगुरु की, और किसी की भक्ति मंज़ूर नहीं 
है। और जीव भी भक्ति के अधिकारी हैं।। 

१ - कुल मालिक राधास्वामी दयाल प्रेम का भडार 


है और जितने जीव हैं, वे सब उनकी अस यानी किरन 
हैं, और वे भी प्रेम स्वरूप हैं। । 

२ - प्रेम का ज़हूरा दीनता और सेवा है यानी जहाँ 
जिसको प्रेम है, वहाँ वह ख़ुशी के साथ सेवा और 
खिदमत करता है और दीनता यानी मुहब्बत और 
नियाज़मन्दी के साथ बर्तता है।। 


३ - जो कि कुल मालिक प्रेम का भडार है और 
कुल जीव प्रेम स्वरूप हैं, इस वास्ते प्रेम यानी मुहब्बत 
सब को प्यारी है, यहाँ तक कि जानवर भी चाहे 
खूख्वार और ज़हरदार होवे, मुहब्बत के ग़ुलाम हो जाते 
है यानी जो कोई उनसे प्रीति और उनकी सेवा करे, 
उसको वे भी प्यार करते है और जेसे वह नाच नचावे, 
| नाचते है।। 


4 


| ७२ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | २] प्रेम पत्र राधास्वामी [ बचन | 

४ - इसी तरह कुल जीवों को प्रीति प्यारी है। जो 
कोई उनके साथ मुहब्बत करे और उनकी और उनके 
कबायल की कुछ सेवा करे, तो वह उनको निहायत 
प्यारा लगता है और वह भी उलट कर उससे प्रीति 
करते हैं और अपना यार और भेदी बना लेते हैं।। 

५ - कुल काम दुनिया के मुहब्बत यानी शौक से 
किये जाते हैं। जिसको जिस काम या चीज में मुहब्बत 
है, वह उसके वास्ते मेहनत और जतन करता है और 
जिसमें प्यार और शौक नही है, उस तरफ कदम भी 
नहीं उठाता और न हाथ चलाता है।। 

६ - अब ख्याल करो कि जब कि दुनिया में कोई 
किसी से बगेर मुहब्बत के नही मिलता और न कोई 
किसी की बगेर मुहब्बत सेवा और खिदमलत करता है, 
तो कुल मालिक सत्तपुरुष राधास्वामी दयाल, और भी 
रास्ते के पद जेसे सोह पुरुष, अक्षर पुरुष, ओकार 
पुरुष और निरजन जोति (जिनको शिव शक्ति भी 
कहते है) बगैर मुहब्बत और दीनता और सेवा के कैसे 
मिल सकले हैं यानी बगेर प्रेम के उनसे हरगिज़ मेला 
नहीं हो सकता । क्योंकि जब कि कुल जीवों यानी असों 
को मुहब्बत प्यारी है, तो कुल मालिक और रास्ते के 
मुकामो के धनियों को भी मुहब्बत यानी प्रेम प्यारा है।। 


७ - इस वास्ते जिस मत मे कि मालिक की भक्ति 
नही है और न मालिक का घट मे पता और भेद बताया 
है और न चल कर और चढ़ कर मिलने का तरीका 
समझाया है, वह मत खाली है। उसमें कभी किसी को 
कुछ प्राप्ति नहीं होगी ।। 


| १९] छठाभाग [ ७३ | भाग 

८ - संत सतगुरु कुल मालिक राधास्वामी दयाल 
के निज पुत्र और निज प्यारे या निज मुसाहिब हैं और 
मालिक के हुकम से जब २ मुनासिब होता है, दुनिया 
मे आकर सतसंग और उपदेश सुरत शब्द मार्ग का 
जारी फरमाते है और ख़ुद आप भक्ति भाव में बर्त कर, 
जीवों को भक्ति की रीति सिखाते है और जो २ उनका 
बचन माने, उनको निज घर में पहुँचाते है। उनका 
आना ससार में सिर्फ जीवों के उपकार और उद्धार के 
वास्ते होता है। । 


९ - दुनिया में औतारो और देवताओं और पिछले 
महात्माओं और भक्तों की भक्ति जारी है और अक्सर 
लोग सूरत यानी स्वरूप की नकल बना कर या कोई 
निशान या ग्रन्थ और पोथी कायम करके पूजा करते है, 


लेकिन असल से बे-खबर, और न उसकी तलाश और 
न उससे मिलने की चाह रखते है। बल्कि जो कोई 
उनके सामने असल का भेद बयान करे, जो उससे 
लड़ने को तैयार होते हैं।। 


१० - जो कि यह लोग अनजान और हठीले और 
मूर्ख टेकी है इस वास्ते वे सतो के उपदेश के लायक 
नहीं हैं, लेकिन जिस किसी के हिरदे में, सच्चा शौक 
सच्चे मालिक से मिलने और उसके निज धाम में बासा 
पाने का पैदा हुआ है, उसको सतो का सतसग प्यारा 
लगेगा और वह शख्स दीनता और सेवा और उपदेश 
लेकर अभ्यास करके, एक दिन सत सतगुरु की मेहर 
से माया के घेर से पार होकर निज धाम में बासा 
पावेगा | | 


| ७४ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ४ ] प्रेम पत्र राधास्वामी [ बचन | 

११ - संतों के सलसग में प्रेमी जन जमा होते रहते 
हैं और वह प्रेमा-भक्ति की रीत में खुल कर बर्तते हैं और 
जगत के जीवो की लज्जा और शरम और खौफ नही 
करते । इस वास्ते जो कोई सच्चा परमार्थी सतो के 
सलसग में जाता है, वह प्रेमी जन के सग रल मिल कर 
सहज मे और सुखालेपन के साथ भक्ति में शामिल 
होकर अपना भाग बढ़ाता है और दिन २ मेहर और दया 
का अधिकारी होता जाता है। 

१२ - इस भक्ति से मतलब यह है कि प्रेमी के हिरदे 
में कुल मालिक के दर्शनों का सच्चा प्रेम और खटक 
पेदा होवे और वह दिन २ बढ़ती जावे। फिर यह खटक 
एक दिन धुर पद में पहुँचा कर छोड़ेगी | | 

१३ - सच्चे मालिक के चरणो की ऐसी भक्ति और 


प्रेम बिना सत सतगुरु के सतसंग और मेहर और दया 
के, किसी के हिरदे में पैदा नहीं हो सकला । इस वास्ते 
कुल परमार्थियो को जो सच्चे मालिक की भक्ति करना 
चाहे, चाहिये कि सतों की अथवा राधास्वामी संगत की 
तलाश करके उसमे शामिल होवे और सत सतगुरु का 
दर्शन और सेवा करके अपना भाग बढ़ावें। | 


१४ - राधास्वामी मत में प्रेमा भक्ति का स्वरूप इस 
तौर से वर्णन किया है कि प्रेमी लो भक्ति करनेवाला 
और उसकी बैठक जाग्रत के वक्त नेत्रो मे है और भक्ति 
उस धार का नाम है कि जिसकी धुन पकड़ के सुरत 
और मन तिल के मुकाम से अपने घट मे, ऊँचे देश की 
तरफ, चलते और चढ़ते है और जब चढ़ कर उस धाम 
में सुरत पहुँचे, जहाँ से वह आदि धारा शाब्द और प्रेम 
और नूर की प्रकट हुई है, तब अपने भगवल यानी 


| १] छठाभाग [ ७५ | भाग 


प्रीतम से मेला हो गया। इस तरह भक्त और भक्ति और 
भगवत जो जाहिरा जुदे मालूम होते है, पर अभ्यास 
करके एक हो जाते हैं यानी धुर पद में पहुँच कर भक्ति 
खलम हो जाती है और भक्त अपने भगवत से मिल 
जाता है और उसको इख्तियार रहता है कि चाहे जब 
सनमुख रह कर अपने मालिक के दर्शन का आनंद 
बिलास लेवे।। 


१५ - अब गौर करके विचारो और समझो कि इस 
किस्म की भक्ति का कहीं किसी मत में जिक्र तक भी 
नहीं है और जो कोई जो कुछ कहता है, वह विद्या और 
मामूली प्रीति के साथ बयान करता है। सो वह प्रीति, 
लोग मूर्त्तों में या गायब मालिक के चरनो में खर्च कर 
रहे है। यह प्रीति बहुत कम बढ़ती है और बिना भेद 
और जुगल चलने के प्रीतम से मिला नही सकती ।। 

१६ - मूर्ति पूजा वालों के दिल मे कभी अपने इष्ट 
से मिलने का ख्याल नहीं गुज़रता क्योकि वह मूर्त्तिं को 
ही असल समझते हैं और जो कोई असल का भेद 
सुनावे, तो उससे विरोध करते है। फिर यह भक्ति मौत 
के वक्‍त और मरने के बाद क्या काम दे सकती है ? 

१७ - मूर्त्ति या ग्रन्थ या निशान मे चैतन्य गुप्त है 
और वहाँ कभी प्रकट होकर बोल नहीं सकता, लेकिन 
संत सतगुरु मे महा निर्मल चैतन्य, जेसे सत्तपुरुष 
राधास्वामी दयाल, और भी माया से मिला हुआ चैतन्य, 
जैसे ब्रह्म और पारब्रह्म और आत्मा परमात्मा प्रकट हैं 
और उनका दर्शन सत्तपुरुष राधास्वामी के बराबर है, 
उनके सन्मुख जो कोई कुछ आर्ज करना चाहे, तो 
उसकी अरजी की खबर जेसा मौका होवे, ब्रह्म पारब्रह्म 


4 


| ७६ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ६ ] प्रेम पत्र राधास्वामी [ बचन | 


पद और सत्तपुरुष राधास्वामी दयाल के चरनो मे पहुँच 
सकती है। 


१८ - जो बसावली गुरू या भेष या पडित या 
विद्यावान है, यह कुल मालिक के भेद से बे-खबर है 
और उनके मत में चलना और चढ़ना बिल्कुल नही है, 
क्योंकि जब यह ब्रह्म को सर्वत्र व्यापक मानते हैं, तो 
फिर उस से मिलने के वास्ते आना जाना या चलना 
चढ़ना नहीं मानते।। 

१९ - लेकिन असल में कुल मालिक एक-देशी भी 
है ओर सर्व-देशी भी। इस वास्ते जब तक कोई जतन 
चलने और चढ़ने का नहीं करेगा, तब तक सर्व-देशी 
मुकाम से हट कर, एक-देशी मुकाम मे, जहाँ कुल 
मालिक राधास्वामी दयाल, महा निर्मल चैतन्य स्वरूप, 
बिराजते है, नहीं पहुँचेगा और इस वास्ते उसका माया 
के घेर से छुटकारा भी नही हो सकता है और न जनम 
मरन का चक्कर बद होवेगा।। 


२० - इस वास्ते कुल मालिक राधास्वामी दयाल 
को भक्ति और प्रेम प्यारा है और भक्ति और प्रेम जो संत 
सतगुरु के चरनों में किया जावे, वह मंजूर है। और 
किसी की भक्ति मज़ूर नही है, क्योकि उसका सिलसिला 
कुल मालिक के चरनों से लगा हुआ नही है और इस 
सबब से वहाँ से उसका फल नहीं मिल सकता है और 
न भक्ति करने वाले को कभी दर्शन असली स्वरूप का 
नकली स्वरूप में या अपने घट मे मिल सकता है। 
अलबत्ता शुभ कर्म का फल, कुछ सुख मिल जावेगा ।। 

२१ - सतों और भी और महात्माओं का कोल है कि 
सच्चे मालिक के दरबार मे सिफ प्रेमी जन यानी | 


| १३] छठाभा [ ७७ | भाग 
आशिक दखल पावेगे और वे ही सन्मुख रह कर दर्शनों 
का आनन्द लेवेंगे। और जितने जीव तरह २ से परमार्थ 
कमाते है, उनको विशेष करके शुभ कर्म का फल यानी 
कोई दिन के वास्ते सुख मिलेगा, क्योकि इनके मन मे 
दर्शनों की चाह नहीं होती और न संत सतगुरु से 
मिलना चाहते हैं, इस वास्ते महल में दखल नहीं पा 
सकते। । 


२२ - जो सच्चे और पूरे आशिक और प्रेमी जन है, 
वे कोई खास दर्जा तै कर के, आप सच्चे मालिक के 
माशूक हो जाते है यानी सच्चे मालिक को ऐसे प्यारे 
लगते है कि वह अपने से उनको किसी वक्त जुदा 
करना नहीं चाहता और जो वे कहें या चाहें वही मालिक 
को भी मंजूर होता है यानी उनकी और मालिक की 


मौज एक हो जाती है। यह लोग सच्चे मालिक के महा 
प्यारे यानी महबूबे-इलाही कहलाते है और संत और 
परम संत गति भी उन्ही को मिलती है। यह सबसे बड़ा 
दर्जा भक्ति का है और किसी महा बडभागी को, जिसके 
मन मे सिवाय मालिक के दर्शनो के, और कोई चाह 
किसी किस्म की नहीं रही है, मिलता है।। 


बचन तेरहवों 
सलसगियो को सेवा के मुआमले मे 
आपस में क्रोध करना नही चाहिए, क्योंकि 
क्रोध काल का चक्कर हे। इस वास्ते क्षमा 
के साथ उसका हटाना मुनासिब है और 


| ७८ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ] प्रेम पत्र राधास्वामी [ बचन | 


सतसग में बचन चित दे कर सुनना और 
समझना और उनके मुआफिक कार्रवाई 
करना मुनासिब है, ताकि मन की हालत 
बदलती जावे और मैलाई कट कर सफाई 
हासिल होती जावे।। 


१ - सतसंग में काल अपना दखल नहीं कर 
सकता, लेकिन सेवा मे सेवको के मन को फेरफार कर 
क्रोध और विरोध और ईर्षा पैदा करता है।। 


२ - जैसे एक शख्स ने कोई खास सेवा शुरू की, 
जो कोई दूसरे ने बगेर उसकी इजाजत के वह सेवा 
कर दी, तो जिस शख्स की वह सेवा है, उसके दिल 
पर यह बात निहायत सख्त गुजरती है और वह अपने 
तईं समझता है कि मै आज खाली रह गया, क्योकि 
उस सेवा में उसकी गहरी आशक्ति थी, इस सबब से 
वह नये सेवा करने वाले से नाराज होता है कि बगैर 
इजाजत के उसने कैसे वह सेवा करली | | 


३ - मालूम होवे कि सलसग में चन्द किस्म की 
सेवा होती हैं और वह सतसंगी और सतसंगिनें अपने 
उमंग के साथ करते हैं। जिसने जो सेवा इस्व्तियार की, 
उसको उसी का आधार हो जाता है और वह वक्त 
मुअड्यना" पर हाजिर होकर अपनी सेवा को उमंग के 
साथ अंजाम देता है।। 

४ - जो कोई शख्स पुराने या नये सतसगियो मे से 
किसी की सेवा मे दखल देता है, वह बेजा दस्त-अदाज़ी 


१ - नियत समय पर। 


| १३] छठाभाग [ ७९ | भाग 


समझी जाती है और जिसकी सेवा में खलल पडे, वह 
सच्चे मन से खलल डालने वाले पर नाराज होता है 
और आइन्दा को उसको होशियार करता है कि फिर 
किसी के साथ ऐसी हरकत बेजा न करे।। 


५ - सलसग मे सेवा ऐसे ही तकसीम हो जाती है, 
जैसे कि कचहरी दरबार मे जुदा २ काम अहलकारो के 
मुताल्लिक होता है।। 


६ - सत सतगुरु सेवा आप तकसीम नहीं करते। 
जो सतसंगी जिस काम को उमंग के साथ अंजाम देना 
शुरू करे, वह उसी की सेवा समझी जाती है और वह 
उसको रोजमर्रा बिला नागा वक्त-मुकर्ररा पर अंजाम 
देता है, बल्कि बीमारी की हालत में भी जहाँ तक 
मुमकिन होवे, अपनी सेवा अपने ही हाथ से करता है। 


७ - इस सूरत में सेवा वाले का अपनी सेवा छिन 
जाने पर, चाहे एक ही बार के वास्ते होवे, नाराज़ होना 
और दिल में रज मानना सही मालूम होता है। पर संत 
सलगुरु फरमाते है कि सतसंगी को हर वक्त क्षमा 
रखना चाहिये और जब क्रोध या विरोध मन मे आवे, तो 
उसको काल का चक्कर समझ कर, जहाँ तक मुमकिन 
होवे, हटाना चाहिये यानी जिस सतसंगी ने जान बूझ 
कर, या अनजानता के साथ उसकी सेवा एक बार 
लेली है, तो उसको धीरज के साथ फहमायश करना 
मुनासिब है कि जिसमे फिर बिला इजाजत वह ऐसी 
हरकत न करे, लेकिन जब कोई दीनता के साथ कोई 
सेवा एक वक्त के वास्ते मागे, तो भी सतसंगी को दया 
करके और मागने वाले का भाग बढ़ाने के वास्ते ख़ुशी 
के साथ अपनी सेवा उसके हाथ से करा देना चाहिये। 


222 


| ८० | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ० |] प्रेम पत्र राधास्वामी [ बचन 


इसमें परस्पर प्रीति बढ़ेगी और क्रोध और विरोध पैदा 
नही होगा ।। 

८ - क्रोध और विरोध बे-शक काल का चक्कर है। 
इस से सलसग मे झगड़ा और आपस में विपरीत 
फैलती है। जो यह कैफियत ज्यादा बढ़े तो फिसाद की 
शकल पैदा करती है और यह सतसगी के वास्ते 
निहायत शर्म की बात है।। 


९ - इस वास्ते सत सतगुरु बारम्बार फरमाते है 
कि क्रोध विरोध और ईर्षा से बच कर, अपनी परमार्थी 
कार्रवाई करना चाहिये और जब कभी कोई किसी 
मुआमले मे हठ जबर करे या दीनता के साथ मांगे, तो 
उसकी हठ पूरी करनी चाहिये ओर पीछे उसको समझा 
देना मुनासिब है कि जिस में आइन्दा इस किस्म की 


हठ बे मौके न करे। और जो सेवा का शौकीन है, तो 
कोई सेवा जो खास तौर पर कोई न करता होवे, या 
अब तक वह खास सेवा जारी न हुई होवे, उसको 
अपने तौर से उमंग और प्रेम के साथ करे, ताकि दूसरे 
की सेवा छीनी न जावे और क्रोध या विरोध पैदा न 
होवे। 

१० - सलसग मे सतसगियो को इस बात का बड़ा 
लिहाज और ख्याल रखना चाहिये कि आपस में क्रोध 
और विरोध या ईर्षा पैदा न होवे, नही तो सतगुरु को 
भी तकलीफ होगी और क्रोधी विरोधी आप भी तकलीफ 
पावेगा। और दूसरे को भी तकलीफ देगा। यह हालत 
और चाल दुनियादारों की है कि ज़रा सी बात पर 
बिगड़ कर, लड़ाई और फिसाद को तैयार हो जाते हैं। 
जो सतसगी का भी ऐसा ही हाल रहा, तो जानना 


® 


2 


| १] छठाभाग [ ८१ | भाग 
चाहिये कि अभी तक सलसग के बचनो का असर 
उसके दिल पर कुछ नहीं हुआ और वह शख्स काबिल 
संतसंग के नहीं है, लेकिन संत सलगुरू दया करके 
ऐसे जीवों को बिल्कुल हटाते नही हैं, इस उम्मीद पर 
कि दो चार मर्तबे झिड़की और ताड़ मार सह कर, 
उसका मन बदल कर दुरुस्त हो जावेगा ।। 


११ - कोई जीव कैसा ही मैला और नाकिस 
तबीअल होवे, उसकी सफाई और गढ़त सिर्फ सतसग 
में मुमकिन है। और किसी जगह कोई गढ़ा नहीं 
जावेगा, बल्कि ज्यादा मैला होगा। इस वास्ते किसी 
जीव को जहाँ तक मुमकिन होवे, सतसग से हटाना 
नही चाहिये, बल्कि जिस किसी की दुरुस्ती मज़ूर होवे 
और वह चाहे कैसा ही बद-चलन होवे, वह सच्चे 
सतसग में शामिल होने से एक दिन गढ़ जावेगा और 
उसकी समझ और रहनी बदल जावेगी ।। 

१२ - सलसग किसको कहते हैं, यह भी अच्छी 
तरह समझ लेना चाहिये, ताकि धोखा न रहे। सतस 
संत सतगुरु के संग का नाम है और उसमे सिर्फ सच्चे 
मालिक राधास्वामी दयाल और उनके धाम और नाम 
की महिमा गाई जाती है और प्रेम के बढ़ाने की जुगल 
और रास्ता तै करने का तरीका और नाम और भेद, 
मजिलो और रास्ते का, वर्णन किया जाता है और 
दुनिया और उसके सामान वगेरा की नाशमानता और 
उसके धोखे का स्थान होना, खोल कर समझाया जाता 


है।। 


१३ - जो कोई ऐसा सतसंग होशियारी के साथ 
करेगा और फिर बचनों को विचारेगा तो जरूर उसके 


| ८२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | २] प्रेम पत्र राधास्वामी [ बचन 


मन की हालत थोड़ी बहुत बदलेगी और सच्चे मालिक 
का थोड़ा बहुत प्रेम हिरदे में आवेगा और सत सतगुरु 
के चरनों में प्रीति और प्रतीत उसकी बढ़ती जावेगी । 


१४ - खुलासा यह कि सतसगी का स्वभाव और 
रहनी सलसग और अभ्यास करके बदलेंगे और जब 
दूसरे सतसगियो की चाल ढाल और रहनी देखेगा, तब 
सच्चा पछतावा मन में ला कर नाकिस स्वभाव और 
आदत को आपही आहिस्ते २ छोड़ता जावेगा और सलत 
सतगुरु और शाब्द और सतसंग और प्रेमी जन प्यारे 
लगेंगे और उनमे दिन २ प्यार और भाव बढ़ता जावेगा ।। 


१५ - दुनिया में बड़ी कसर सच्चे सतसग की हो 
रही है और इसी सबब से जीवों की हालत नहीं 
बदलती । जो सतसग कि और मतों में जारी है, उसमें 
विशेष करके तवारीरी हालात और किस्से और कजिये 
और लड़ाई झगड़े वगेरा और कभी २ कुछ मन के लताड़ 
मार वगेरा का बयान होता है। इन बातो से मालिक के 
चरनों में प्रीति और प्रतीत नहीं बढ़ती || 


१६ - सच्चा और पूरा सलसग उसी का नाम है, 
जहाँ सत सतगुरु या साध गुरु बिराजते है और जो 
अपने मन और इन्द्रियो को काबू में लाकर सर्व अग 
करके अपने मालिक के चरनो के प्रेम मे मस्त और 
मगन रहते है और जो कोई सच्चा परमार्थी उनके 
-चरनो मे आवे, उसको भी दया करके प्रेमी बना देते है। 
फिर जो कोई उनके सलसग में जावेगा, अगर सच्चा 
परमार्थी है, तो जरूर सत सतगुरु और प्रेमी जन का 
दर्शन करके और उनकी रहनी और हालत देख कर, 
आप भी प्रेमी होता जावेगा और जिस कदर चरनो का 


® 


| १३४] छठाभा [ ८३ | भाग 


प्रेम हिरदे मे बसला जावेगा, उसी कदर खोटे स्वभाव 
और विकारी अंग दूर होते जावेंगे और एक दिन पूरी 
सफाई होकर सत्तलोक में बासा पावेगा।। 


बचन चोदहवाँ 


परमार्थ की चाह मुवाफिक दुनिया की 
चाह के, ज़बर होना चाहिये, तब कुछ फायदा 
हासिल होगा और जो दुनिया और उसके 
भोग विशेष प्यारे लगे, तो फिर जीव का 
गुज़ारा कैसे होवे? अव्वल तो जीव सतो के 


सतसंग का अधिकार नहीं रखता । कुछ अर्स 
लक हाजिर होवे तब बचन समझे और फिर 
कुछ अर्सा चाहिये कि उसका बर्तावा बचन के 
मुवाफिक दुरुस्त होवे।। 

१ - इस दुनिया मे स्वार्थ यानी दुनिया की कार्रवाई 
मुकद्दम और ज्यादातर अजीज समझी जाती है और 
परमार्थ जिसकी असल में खास जरूरत है, बहुत 
जरूरी नही समझा जाता यानी उसकी कार्रवाई का 
फिक्र जीवों को बहुत कम है।। 

२ - बहुत से जीव इस जमाने में परमार्थ की कुछ 
ज़रूरत नहीं समझते और इस वास्ते कोई कार्रवाई 
किसी किस्म की, परमार्थी जैल मे, इरादलन्‌ नही 
करते। | 


4 


| ८४ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ४ ] प्रेम पत्र राधास्वामी [ बचन 

३ - बाजे कर्म और तीर्थ व्रत मूर्ति पूजा वगैरा या 
पोथी का पाठ और माला फेरना, जैसा कि आम लोगों 
को करते देखते हैं, बिला तहकीक करने, उसके 
मतलब और फायदे और तरीके कार्रवाई के, जेसा कुछ 
उनसे बन आवे, करने लगते है और अपने मन में 
अहंकार इस बात का रखते है कि हम ऐसे और वैसे 
पूजाधारी हैं। | 

४ - बाजो ने जो थोड़ी विद्या पढ़ी और वेदान्त के 
खुलासा ग्रन्थ देख कर अपने तई ब्रह्म मान लिया और 
भक्ति और पूजा असल ब्रह्म पद और औतारो की उड़ा 
दी और कोई अभ्यास किसी किस्म का, वास्ते सफाई 
अन्दरूनी और चढ़ाई मन और सुरत के किया नही, सो 
इन जीवो का घाट नही बदला यानी मन और इन्द्रियों 


ही के मुकाम पर, जेसे ससार मे बर्त रहे थे, थोड़ा बहुत 
वेसा ही बर्तावा जारी रहा।। 


५ - थोड़े जीव जो सच्चे दर्दी और खोजी सच्चे 
परमार्थ के थे, वह तलाश और तहकीकात करते हुए, 
कुल मालिक राधास्वामी दयाल की दया से, सतो के 
सलसग यानी राधास्वामी सगत में पहुँचे और वहाँ पता 
और भेद सच्चे मालिक और उसके धाम का और हाल 
रास्ते और मजिलों का और तरीका चलने और चढ़ने 
का घट मे मालूम करके बहुत खुश हुये और उपदेश 
लेकर अभ्यास मे लग गये।। 

६ - इन जीवो को सत सतगुरु के बचन सुन कर 
दरियाफ्त हुआ कि जब तक परमार्थ यानी सच्चे मालिक 
से मिलने की चाह, कुल ससारी कामो से किसी कदर 
जबर न होगी, तब तक परमार्थी फायदा और आनन्द, 


® 


2 


| १३४] छठाभा [ ८५ | भाग 
जैसा चाहिये वैसा, घट में नहीं मिलेगा और न जल्दी 
तरक्की होगी ।। 

७ - इस मे कुछ शक नही कि जो कोई जिस कदर 
लगन लेकर परमार्थ में लगेगा, उसको उसी कदर 
फायदा हासिल होवेगा और उसी मुवाफिक तरक्की भी 
होती जावेगी, लेकिन जो कोई अपना काम जल्द और 
पूरा बनाना चाहता है, उसको अलबत्ता सब से बढ़ के 
अनुराग और बैराग और सतसंग और सेवा मेहनत 
अभ्यास वगेरा की करनी पड़ेगी । 


८ - राधास्वामी मत में घरबार या रोज़गार नहीं 
छुड़ाया जाता है, लेकिन गुरुमुखता की प्राप्ति के वास्ते 
सब को बराबर हिदायत की जाती है और गुरुमुखता से 


मतलब यही है कि धुर धाम में पहुँच कर, मालिक से 
मिलने की चाह, और सब चाहो से, ज़बर होवे और यह 
बात, अगर शौक तेज़ है, तो गृहस्थ में बैठे, संत 
सतगुरु और कुल मालिक की दया से हासिल हो 
सकती है। । 


९ - मालूम होवे कि सिवाय अधिकारी के यानी 
सच्चे खोजी और ददी परमार्थी के, और कोई जीव 
संतों के सतसंग के लायक नहीं है, क्योंकि जब तक 
दुनिया और उसके भोग बिलास विशेष प्यारे लगते है, 
तब तक संतो के बचन, ससार की तरफ से बैराग और 
चरनो मे अनुराग के, अच्छे नहीं मालूम पड़ेंगे और न 
मन उनके बार २ सुनने का यानी सलसग में हाजिर 
होने का इरादा करेगा और न ऐसे जीवो से सुरत शब्द 
मार्ग का अभ्यास बन पड़ेगा। 


| ८६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ६ ] प्रेम पत्र राधास्वामी [ बचन 

१० - जो कोई जीव मौज से सलसग मे आ जावे 
और ठहरा रहे, जो अलबत्ता बार २ सतसग के बचन 
सुन कर, उसके मन की हालत किसी कदर बदलनी 
मुमकिन है यानी उस में मालिक के चरनो का अनुराग 
और दुनिया की तरफ से बैराग थोड़ा २ पैदा होता 
जावेगा और प्रेमी जन की विरह और प्रेम की हालत 
देख कर मदद मिलती जावेगी यानी कोई दिन में यह 
जीव भी सच्चे प्रेमियों के जेल में दाखिल हो जावेगा 
और एक दो जनम की देर अबेर से अपना काम पूरा 
बनवा लेगा | | 

११ - संतों के सतसंग की महिमा बहुत भारी है। 
जिन बातों का वहाँ निर्णय होता है और जो भेद कि वहाँ 
प्रकट किया जाता है, उसका जिक्र या बयान किसी 
मत में, जो दुनिया में आज कल जारी हैं, पाया नहीं 
जाता और इसी सबब से वहाँ जीव का पूरा और सच्चा 
उद्धार भी मुमकिन नहीं है।। 

१२ - लेकिन जगत के जीवों ने और उनके साथ 
पंडित और भेष ने, जो परमार्थ में गुरु और पेशवा बन 
रहे हैं, संतों के सतसंग की कदर न जानी और बजाय 
उमंग और दीनता के साथ शामिल होने के, अपनी 
नादानी से उलटी निन्दा करते हैं और जीवों को वहाँ 
जाने से अनेक तरह के डर दिखा कर रोकते हैं।। 

१३ - सबब इसका यही है कि इन सब के मनो में 
ससार और धन और मान बडाई की कदर सब से 
जबर धरी हुई है और परमार्थ को अपने रोज़गार और 
मान बड़ाई का एक वसीला समझ कर, ऊपरी तौर पर 
उसकी कार्रवाई ऐसी तरकीब से कि जिस में दुनियादार 


N 


| १३४] छठाभा [ ८७ | भाग 

राजी रहें, करते हैं और मालिक की रज़ामन्दी या 
नाराजगी का जरा भी खौफ या ख्याल उनके दिल में 
नहीं आता, बल्कि मालिक की मौजूदगी में भी उनके 
मन में शक और शुबहा बना रहता है।। 

१४ - फिर ख्याल करो कि ऐसे जीवो से या उनके 
गोल और फिरको से, क्या कार्रवाई, सच्चे परमार्थ की, 
बननी मुमकिन है और संतों के सतसंग की उन में 
लियाकत कहाँ है, बल्कि सतो के सतसग का हाल 
सुनने का भी अधिकार नहीँ रखते ? 


१५ - अब सब को मालूम होवे कि ब्रह्मा विष्णु 
महादेव और शक्ति और ईश्वर और परमेश्वर की यह 
ताकत नहीं है कि जीव को चौरासी से बचा लेवें। यह 
शक्ति सिर्फ संतों को हासिल है। इस वास्ते सब जीवों 
को मुनासिब और लाजिम है कि तलाश और खोज 
करके सत सतगुरु के सलसग में (जो कुल मालिक 
राधास्वामी दयाल के निज पुत्र और प्यारे मुसाहब है) 
हाजिर होकर और कोई दिन उनका सलसग और सेवा 
करके, अपना भाग बढ़ावें ओर उपदेश लेकर सुरत 
शब्द मार्ग का अभ्यास शुरू करें, ताकि एक दिन कुल 
मालिक राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु की दया 
से निज धाम मे बासा पावे और जनम-मरन के चक्कर 
से कतई बचाव हो जावे।। 


| ८८ | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ८ ] प्रेम पत्र राधास्वामी [ बचन | 


बचन पन्द्रहवो 


सच्चा परमाथी गुरु के बचन के मुवाफिक 
बर्ताव करेगा और मन को रोक और टोक 
लगावेगा, लेकिन और लोग मन के कहने मे 
चलेंगे और धोखा खावेगे। | 


गुरुमुख अंग का वर्णन 


१ - जिसके सच्चा खोज और सच्चा दर्द परमार्थ 
का है, वह सत सतगुरु और उनकी संगत का पता 
लगा कर उसमें शामिल होगा, क्योकि बगेर सत अथवा 
राधास्वामी मत के, उसको कही और किसी तरह से 
शान्ति नही आवेगी ।। 


२ - जब कोई दिन होशियारी के साथ सतसग 
करेगा और बचन सुन कर विचारेगा और उनके मुवाफिक 
अपनी रहनी और बर्ताव दुरुस्त करना चाहेगा, तब 
उसको महिमा सतगुरु और सतस की कुछ मालूम 
पड़ेगी और इतने ही में बहुत हालत और समझ बूझ 
अपनी बदलती हुई नजर आवेगी । | 


३ - जिस वक्त सतगुरु मेहर और दया से सुरत 
शब्द मार्ग का उपदेश फरमावें, तब शौक के साथ 
अंतर अभ्यास में लग कर कुछ रस और आनन्द 
मिलेगा और कुल मालिक राधास्वामी दयाल और सत 
सतगुरु की दया, अंतर और बाहर, परखने में आवेगी 
तब प्रतीत और प्रीति चरनों मे बढ़ेगी, और सेवा उमग 
के साथ संत सतगुरु और प्रेमी जन की करना शुरू 
करेगा । 


| १५] छठाभाग [ ८९ | भाग 


४ - फिर सब तरह से अतर और बाहर परचे पा 
कर सतगुरु की गहरी प्रीति और प्रतीत मन में आवेगी 
और हर बात मे उनकी मौज को मुकद्दम रक्खेगा और 
जहाँ तक मुमकिन होगा अपनी कार्रवाई परमार्थी और 
ससारी, सतगुरु के बचन और आज्ञा के मुवाफिक 
दुरुस्त करेगा, ताकि तरक्की मे किसी तरह का हर्ज न 
पड़े। | 


५ - सिवाय इसके सच्चा परमार्थी अपने मन और 
इन्द्रियो की चाल को निरखता और परखता चलेगा 
और जहाँ तक मुमकिन होगा सतसंग और दया का बल 
लेकर, उनको नीचा रक्खेगा और जोर पकड़ने नही 
देगा। 


६ - गृहस्थ मे रह कर यह जरूर नहीं है कि मन 


और इन्द्रियों के साथ कतई लड़ाई पैदा करनी और 
उन को किसी किस्म का भोग बिल्कुल न देना। इस में 
काम दुरुस्ती से जल्द नहीं बनेगा और ऐसा शरस 
हमेशा मन के हाथ से झटके और धोखे सहता रहेगा ।। 


७ - विचारवान और समझदार परमार्थी को इस 
कदर अहतियात मुनासिब है कि किसी भोग की आप 
इच्छा न उठावे और जो भोग कि अनिच्छित या 
परिच्छित प्राप्त होवे, उनमे अहतियात के साथ बर्ताव 
करे। | 

८ - अनिच्छित भोग वह है कि जो बगेर इसकी 
चाह उठाने के प्राप्त होवें और परिच्छित भोग वह हैं कि 
जो दूसरा शख्स अपनी ख़ुशी से लेकर या खरीद 
करके पेश करे और इस बात की दरख्वास्त करे कि 


4 


| ९० | प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ० ] प्रेम पत्र राधास्वामी [ बचन 

उसकी खातिर थोड़ा बहुत वह भोग काम मे लाया 
जावे। | 

९ - मन जन्मानजन्म का भूला हुआ और ससार मे 
भरमा हुआ है और अनेक तरह के भोगों में ग्रसा हुआ 
है। यकायक यह भोगों को नहीं छोड़ सकता और न 
उन की चाह उठाने से बाज़ रह सकता है, लेकिन 
सच्चा परमार्थी सतसंग और भक्ति और सत सतगुरु 
की मेहर और दया का बल लेकर इस मन को किसी 
कदर ढीला डाल सकता है और दुनिया का हाल 
इसको अच्छी तरह से दिखला कर और उसका नतीजा 
समझा कर, उसकी तरफ से किसी कदर बैराग और 
उदासीनता चित्त में पैदा कर सकता है और उधर सत 
सतगुरु और राधास्वामी दयाल के चरनो में विशेष 
अनुराग जगा सकता है और इस तरह रफ्ते २ एक दिन 
मन को काबू में ला सकता है क्योंकि जब मन मे थोड़ा 
बहुत प्रेम आया और अभ्यास में ऊँचे देश का रस 
मिला, तो वह आपही ससार की तरफ से हट कर, 
सच्चे परमार्थ में जौक और शोक के साथ लगेगा और 
दिन २ तरक्की हासिल करेगा और ससार और उसके 
सामान और भी कुटुम्ब परिवार और धन और माल 
वगैरा की कदर और महिमा उसके चित्त में घटती 
जावेगी | 


१० - मालूम होवे कि संसारी भोग और बिलास 
और माया के रचे हुये पदार्थ, ऊँचे और नीचे देश के 
सुरत और मन के साथ, वक्त चढ़ाई के ऊँचे देश में, 
चल नहीं सकते और न उस देश में उन पदार्थो की 
कुछ जरूरत सुरत को पड़ती है। फिर उन पदार्था मे 


N 


| १५] छठाभाग [ि ९१ | भाग 
सिवाय जरूरत के मुवाफिक बधनो का होना ना-मुनासिब 
और सुरत और मन की चढ़ाई में विघ्नकारक है।। 
११ - जहाँ कुल मालिक का धाम है, वहाँ कोई 
पदार्थ या वस्तु जो कि रचे गये हैं, पहुँच नहीं सकते 
और न वहाँ ठहर सकते हैं। इस वास्ते सच्चे परमार्थी 
को, जिस कदर अपनी प्रीति राधास्वामी दयाल के 
चरनो में बढ़ाता जावे, रचना और उसके सामान से, 
चाहे किसी मंडल और देश में होवे, अतर में हटना और 
न्यारे होना ज़रूर और मुनासिब है, नही तो उसकी 
चाल नादानो के मुवाफिक बहुत सुस्त चलेगी और 
रास्ते में झकोले खाता जावेगा ।। 


सनसुख अग का वर्णन 


१२ - जो लोग कि सतो के सलसग मे इत्तिफाक से 
शामिल हो गये हैं, लेकिन अभी उनको दुनिया के भोग 
बिलास प्यारे लगते हैं और उन्ही की तरक्की की चाह 
उठाते रहते है और उस चाह के पूरा करने के निमित्त 
अनेक लरह के जलन करते रहते हैं, उनकी नजर और 
तवज्जह हमेशा मन और माया की तरफ जबर रहेगी 
और परमार्थ की तरफ निबल। इस वास्ते उनकी 
कार्रवाई को मनमुखता के नाम से वर्णन किया जाता 


हे। 


१३ - यह लोग दुनिया के बहुत ज़बर भोग मिलने 
के वक्‍त परमार्थ को आसानी से ढीला डाल देंगे या 
छोड़ देंगे।। 


१४ - परमार्थ के रस और आनन्द की प्राप्ति के 
लिए उनसे मेहनत बहुत कम बल्कि नहीं हो सकेगी । 


22 


| ४२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | २] प्रेम पत्र राधास्वामी [ बचन | 
मन और इच्द्रियों की दुरुस्ती और गढ़त और परमार्थ 
की तरक्की की प्राप्ति के वास्ते सतगुरु और सतसग 
के बचन उन लोगों से बहुत कम यानी ज्यों के त्यों नही 
माने जावेंगे और जो ज्यादा जोर दिया जावेगा, तो 
सतसग छोड़ कर चले जावेंगे और अजब नही कि 
सतसंग की निन्दा करें।। 

१५ - जो भक्ति के अग और प्रेम की रीति ससारियो 
को अच्छी नहीं लगती है, उसमें यह लोग कम बरतेंगे 
और ससारियों मे उस चाल को निन्दा के तौर पर 
कहेंगे। | 

१६ - खुलासा यह है कि इन लोगों के मन मे 
ससार और उसके सामान और उसके रस्म और 
कायदे की महिमा जबर रहेगी और उसको छोड़ने में 


जान सी निकलती मालूम होवेगी। लेकिन जो कुछ अर्स 
तक यह लोग सतसग मे पड़े रहे, तो आहिस्ते २ सत 
सतगुरु अपनी मेहर और दया से इनके मन की भी 
गढ़त कर लेंगे और चरनो का थोड़ा बहुत प्रेम बर्शा 
कर प्रेमियों के सतसंग मे लगा देंगे। 


१७ - जो ससारी या मनमुख जीव सतो के सलसग 
में नहीं आवेंगे और न कभी संतों के प्रेमी सतसंगी से 
उनका मेल होगा, लो वे चौरासी के चक्कर में भरमते 
रहेंगे ओर बारम्बार देह धर कर दुख सुख का भोग 
करते रहेंगे और जनम मरन के चक्कर का कष्ट और 
क्लेश सहते रहेंगे । 

१८ - दुनिया मे जो कुछ बाहरमुख कार्रवाई, अनेक 
मतों की जारी है, वह शुभ कर्म में दाखिल है और मन 
और इन्द्रियों की गढ़त उसमें नहीं है। बल्कि इनको | 


| १५] छठाभाग [ ९३ | भाग 

और ताकत मिलती है और बाहरमुख बिलास का शौक 
बढ़ता जाता है। फिर संसारी जीव ऐसी हालत में, 
सच्चे परमार्थ के, जो कि सिर्फ सतो के सतसग में 
जारी है, कमाने के लायक कैसे हो सकते है ? 

१९ - बाजे जीव जो अतरमुख कार्रवाई करते है, 
उनका अभ्यास नाभि या हिरदे मे होता है या त्रिकुटी 
मे, मगर मंजिल और रास्ते के हाल से बिल्कुल बे-खबर 
है और जो अभ्यास करते है, उसमें भी चढ़ाई का 
फायदा बिल्कुल नहीं है और बहुतेरे तो आँख बन्द 
करके या खुली रख कर, ध्यान बिल्कुल बे ठिकाने 
करते है, सो उसमे सिमटाव का भी फायदा बहुत कम 
है और अहंकार इन लोगों को अपनी करनी का बहुत 
ज़्यादा होता है और समझते है कि जो कुछ जानना था, 
वह हमने जान लिया और जो कुछ करना था, वह सब 
कर चुके। | 

२० - जो कोई इन लोगो को सत मत या ऊँचे 
मुकाम का जिक्र सुनावे, तो बिल्कुल तवज्जह नही 
करते और संतों के बचन में भाव और प्रतीत नहीं 
लाते। | 


२१ - यही हाल इनके गुरुओं का है, जो कि निपट 
संसारी है और ससार ही की तरक्की चाहते है। यह 
लोग संतों से बजाय प्रीति के दुश्मनी करते हैं और 
झूठी बुराइयाँ करके किसी जीव को सतो के सलसग में 
जाने नहीं देते, क्योकि वे समझते हैं कि जो जीव संतों 
के सलसग मे कसरत से जावेंगे, तो उनकी मान बड़ाई 
और आमदनी मे खलल पडेगा और उनका पाखंड और 
कपट खुल जावेगा ।। 


| ५४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ४ ] प्रेम पत्र राधास्वामी [ बचन | 


२२ - यह लोग निपट दुनियादारों के वास्ते बनाये 
गये है और इस वास्ते ससार में इनका रखना ज़रूर 
और मुनासिब है, ताकि दुनियादारों से कुछ तन मन 
धन की सेवा करावें और मनमुखो को संतों के सतसग 
मे न जाने देवे कि जिससे वहाँ का निर्मल परमार्थ 
गदला न होवे।। 


बचन सोलहवों 
जो कोई सचोटी के साथ सलसग करेगा, 
उसकी हालत जरूर बदलेगी और सब बासना 
उसकी रफ्ते २ पूरी या दूर हो जावेगी। और 


जो कि बचन चित्त देकर नहीं सुनते या 
उनके मानने का इरादा नही करते, वे कोरे 
रहेंगे, चाहे उमर भर सलसग करे, क्योकि 
सुनना और समझना आसान है, मगर उसके 
मुवाफिक बर्ताव किये बगेर कुछ फायदा हासिल 
नही हो सकता ।। 


१ - जिस किसी को सच्चा दर्द परमार्थ का है और 
सच्चा फिक्र अपने जीव के कल्याण का पैदा हुआ है, 
वह तलाश करके सतो के सलसग मे जावेगा और 
उनका दर्शन और बचन चित्त देकर करेगा और सुनेगा 
और जो बचन कि मानने चाहिये, उनको उमंग के साथ 
मानने का इरादा करेगा। 


| ३६] छठाभाग [ ९५ | भाग 

२ - इस तरह रोजाना सतसंग करके, सच्चे परमार्थी 
की प्रीति फिजूल चीजों और आदमियो और भी जगल 
में घटती जावेगी और सत सतगुरु और प्रेमी जन और 
भी कुल मालिक राधास्वामी दयाल के चरनों में बढ़ती 
जावेगी | | 


३ - जब उपदेश, सुरत शब्द मार्ग का, लेकर अंतर 
अभ्यास शुरू किया जावेगा, तब कुछ रस और आनन्द 
अंतरी मिलेगा और कुछ मालिक की दया और कुदरत 
नज़र पड़ेगी और प्रीति और प्रतीत ज्यादा बढ़ेगी और 
उसी कदर ससार और उसके भोग बिलास की तरफ 
से चित्त उदासीन होता जावेगा।। 


४ - यह निशान हालत बदलने का है और यही 
सलसग के असर होने का सबूत है और सच्चे मत की 


भी यही पहिचान है कि ससार और उसके भोग बिलास 
मे, जो सब जीव फसे हुये है, उनसे आहिस्ते आहिस्ते 
न्यारा होता जावे और सत सतगुरु और राधास्वामी 
दयाल के चरनो में अंतर और बाहर प्रीति और प्रतीत 
बढ़ती जावे। | 


५ - सच्चा परमार्थी, ससारी चाहें, सिवाय उनके 
कि जो जरूरी है, आहिस्ते २ अपने अतर में काटता 
जावेगा और जो सतगुरु अपनी मौज से कोई चाह पूरी 
करें, तो उसमे मुनासिब तौर पर बर्ताव करेगा और 
अटकेगा नही, क्योकि जिस कदर जिसकी सुरत और 
मन ऊचे देश मे चढ़ेगे, उसी कदर नीचे देश के भोग 
उसको रूखे फीके मालूम पड़ेंगे।। 


६ - जिनके मन में सच्ची लाग परमार्थ की नहीं है, 
पर कुछ महिमा सुन कर या किसी रिश्तेदार या दोस्त 


| ५६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ६ ] प्रेम पत्र राधास्वामी [ बचन | 
सतसगी का सग करके, सलसग मे शामिल हो गये है, 
तो वह भक्ति के ज़ाहिरी अगो मे सबके साथ शामिल 
होकर दुरुस्त बर्तेगे, लेकिन बचनों को जेसा चाहिये, 
होशियारी के साथ नही सुनेगे और न उनके मानने का 
यानी उनके मुवाफिक अपना बर्ताव दुरुस्त करने का 
इरादा करेंगे ।। 


७ - सच्चा परमार्थी जिसने मत को अच्छी तरह 
समझ लिया है, ससारियो से नहीं डरेगा और न उनकी 
शर्म करेगा लेकिन इस किस्म के जीव जिनका जिक्र 
ऊपर हुआ, निन्दको और जगत के जीवो से बहुत डरेंगे 
और जो वह ज्यादा जोर डालेंगे जो शायद सलसग भी 
छोड़ देंगे।। 


८ - इन जीवो का अगर भाग से सलसग में कोई 
दिन ठहरना हो जावे, तो रफ्ते २ सच्चे परमार्थियों के 
वसीले से, सच्चा परमार्थ उनके अतर मे भी थोड़ा बहुत 
धसाया जावेगा और फिर उनकी भी हालत बचन सुन 
कर और अलर अभ्यास करके कुछ २ बदलने लगेगी 
और फिर उनको थोड़ी बहुत महिमा सतसंग और संत 
सलगुरु की मालूम पड़ेगी और उसी कदर भाव बढ़ता 
जावेगा । | 


९ - सतसंग की महिमा बहुत भारी है। जो सच्चा 
होकर इसमें लगा, वह कचन हो गया, जैसे लोहा 
पारस से मिल कर कचन हो जाता है, यानी उसके सब 
संसारी स्वभाव बदल कर परमार्थी हो जाते हैं।। 


१० - जो बे-परवाही के साथ सतसंग करता रहा, 
तो वह जैसा ससारी अग और स्वभाव लेकर आया हे, 
वैसा ही बना रहेगा, चाहे बरसों सलसग में पड़ा रहे, 

र 


| १०] छठाभा [ ९७ | भाग 


क्योकि उसके मन में इरादा बचन के मानने का नहीं है 
और न अपनी हालत बदलवाना चाहता है। ऐसे जीव 
सलसग की, बजाय नेकनामी के, बदनामी कराते है।। 

११ - मनुष्य के संग की ऐसी महिमा है कि बहुत 
से जानवरों को वह सिखा कर, उनसे तरह २ के काम 
कराता है और नचाता है, फिर संतों के सतसंग की 
क्या महिमा कही जावे कि कैसा ही जीव नापाक और 
भेला होवे, उसको मेहर दृष्टि से बचन सुना कर और 
अपने सग लगा कर साफ और पाक कर लेते है। और 
यह बात कुछ अचरजी नहीं है, क्योंकि जहाँ खूख्वार 
और जहरीले और तरह २ के जानवर सिखाये जा 
सकते है, तो फिर मुनष्यो की गढ़त और सफाई कुछ 
मुशकिल बात नहीं है।। 

१२ - इस वास्ते हर एक जीव को जो अपना 
फायदा ससारी और परमाथी चाहे, लाज़िम और मुनासिब 
है कि जिस तरह बन सके, सतो के सलसग मे शामिल 
होवे और जब २ मौका मिले, सलसग में हाजिर होकर 
और तवज्जह के साथ बचन सुन कर अपनी गढ़त और 
दुरुस्ती करावे।। 


बचन सत्रहवा 


यह मन मस्त और गाफिल है और 
दुनिया के भोग बिलास में बधा हुआ है। बिना 
सतसंग और पूरे गुरू की मेहर के इसकी 
हालत बदल नही सकती । इस वास्ते अपने 


| ९८ ] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ८] प्रेम पत्र राधास्वामी [ बचन | 


वक्त के पूरे गुरू का सलसग प्रीति के साथ 
करना चाहिये और जहाँ तक मुमकिन होवे, 
उनका बचन मानना चाहिये, तब कारज 
बनेगा | | 


१ - यह मन मस्त और गाफिल और जगत मे 
भरमा हुआ है और माया के पदार्थो मे इसकी रुचि बहुत 
ज़्यादा है, सो दसो इन्द्रियों के सग हमेशा भोगो में 
फंसा और अटका रहता है या उन्ही का चिन्तवन करता 
है। । 

२ - परमार्थ में ऐसा मन कुछ काम नही दे सकला 
है, लेकिन जो सतगुरु के सलसग में मौज से इसका 
गुज़र हो जावे और वे इस पर मेहर की नज़र फरमावे, 
तो अलबत्ता बदल कर ससारी से परमाथी बन सकता 
है। । 

३ - कुल्ल जीवों का मन ससारी है, क्योकि शुरू 
से उनको संसारी लोगों का संग होता रहा है और 
संसार ही की महिमा उनके चित्त में बसी रहती है।। 

४ - जो जीव मेहर से सत सतगुरु के सतसग मे 
जावे और बचन चित्त दे कर सुने और समझे, तो 
उसके मन मे कुल मालिक राधास्वामी दयाल का खोज 
पेदा होगा और दया से दिन २ हर एक बात का निर्णय 
सुन कर और समझ कर उसकी समझ बूझ बढ़ती 
जावेगी और दुनिया और उसके सामान में पकड़ 
हलकी होती जावेगी और परमार्थ और कुल मालिक 
राधास्वामी दयाल और प्रेमी जन के सग की कदर और 
दुर्लभता चित्त में समाती जावेगी ।। 


| १०] छठाभाग [ ९९ | भाग 

५ - यह मन जन्मान जनम से अपने निज घर को 
भूला हुआ और ससार मे फॅसा हुआ चला आता है सो 
इसकी प्रीति कुटम्ब परिवार धन माल और भोग बिलास 
में निहायल गहरी और मजबूत हो रही है। यह प्रीति 
यकायक तोड़ी या छोड़ी नहीं जा सकती, लेकिन 
सतसंग में बैठ कर आहिस्ते २ इस प्रीति की जड़ 
कटनी मुमकिन है।। 


६ - जब जीव को सतो के बचन सुन कर या पढ़ 
कर, उनके ज़्यादा सुनने और समझने और उनके 
मुवाफिक कार्रवाई करने का शौक पैदा हुआ, तब से 
राधास्वामी दयाल आप उसको सतसग में शामिल 
करके बचन सुनवावेंगे और उसकी समझ बूझ उन 
बचनों के मुवाफिक बदलेंगे और उसके हिरदे में 


दिन २ बचन और अभ्यास का थोड़ा बहुत रस और 
आनन्द बर्हा कर तरक्की देते जावेंगे और अंतर और 
बाहर दया और रक्षा के परचे देकर, चरनों में उसकी 
प्रीति और प्रतीत बढ़ाते जावेगे। | 

७ - यह हाल उत्तम अधिकारी जीव का है और 
मध्यम और निकृष्ट अधिकारी खोज करते हुये या 
महिमा सुन कर संतों के सलसग में हाजिर होते है और 
कोई दिन सतसंग करके सलत सतगुरु और उनके 
बचनों की महिमा उनको समझ में आती है और फिर 
चरनो मे और संगत में भाव बढ़ता जाता है और 
उपदेश लेकर और अभ्यास शोक के साथ करके कुछ 
रस अतर में मिलता है और उनके प्रेम और प्रतीत को 
बढ़ाता है। | 


| १००] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ०० ] प्रेम पत्र राधास्वामी [ बचन | 
८ - इस तरह हर एक किस्म के जीव सतसग मे 
शामिल होकर कैफियत अंतर में देख सकते हैं और 
अपना परमार्थी भाग दरजे-ब-दरजे बढवा सक्ते है, 
क्योंकि सलसग में कैसा ही जीव आवे, उस पर एक 
दिन जरूर दया होगी, यानी रास्ता उसके उद्धार का 
जारी हो जावेगा ।। 


९ - सलसग मुवाफिक गहरे दरिया के है। चाहे 
कैसा ही मैला और नापाक जीव उसमें आकर बैठे, वह 
ज़रूर धुल कर एक दिन साफ हो जावेगा।। 


१० - सलसग के बाहर कोई कहीं जावे, वह वहाँ 
दिन २ ज्यादा मैला होता जावेगा, क्योंकि सब जगह 
काल और कर्म और मन और माया और पाँच दूत और 
दसो इन्द्रियों का भारी जोर है कि जिसको कोई नही 
रोक सकला और जिसके मारे तमाम जीव मन और 
माया के हुक्म मे चल रहे है और दुनिया की आबादी 
और रौनक और मजबूती बढ़ा रहे हैं।। 

११ - इस वास्ते संत बारम्बार फरमाते है कि बाहर 
से सतगुरु का सतसग और अतर में सुरत शब्द जोगा 
का अभ्यास जिस कदर बन सके, बराबर करे जाओ, 
लो दो तीन या चार जनम में पूरा काम बन जावेगा 
यानी धुर धाम में बासा मिल जावेगा और जनम मरन 
और कष्ट और क्लेश से कतई छुटकारा हो जावेगा ।। 


| १०] छठाभा [१०१ | भाग 
बचन आअठारहवो 
सलगुरु को दीनता पसंद है, सो जो 
कोई सच्चा दीन होकर उनकी सरन लेवे, 
उसी को पार पहुँचाते हैं।। 


१ - कुल मालिक सत्तपुरुष राधास्वामी दयाल और 
सत सतगुरु को दीनता पसंद है। जिसके हिरदे में 
अपने जीव के कल्याण और उद्धार के वास्ते सच्ची 
दीनता यानी गरज़मदी है, वही सच्चे मन से राधास्वामी 
दयाल और संत सतगुरु को सर्व समर्थ समझ कर 
उनकी सरन लेगा और फिर उसी के जीव का कारज 
सत सतगुरु अपनी मेहर और दया से आप बनावेगे। 


२ - जीव अपना नफा नुकसान अच्छी तरह नहीं 
पहिचान सकता और न भक्ति की करतूत देख कर, 
इसको ठीक २ विचार आ सकता है।। 

३ - इस वास्ते जीव के नफे की कुल कार्रवाई संत 
सतगुरु की मेहर और दया पर मौक़्फ है। जिस तरह 
वे मुनासिब जाने, जीव को मन और माया के पजे से 
छुड़ा कर निज घर में पहुँचाते हैं। | 

४ - जीवों पर इस कदर फर्ज है कि संत सतगुरु 
के सलसंग में शामिल होकर बचन चेत कर सुनें और 
जो कि मानने के वास्ते सुनाये गये हैं, उनको जिस 
कदर बन सके आहिस्ते २ मानना शुरू करें और चरनों 
मे प्रीत और प्रतीत बढ़ाते जावे, तब वे जीव सतगुरु के 
मजूर नज़र और प्यारे होते जावेगे और उसी कदर उन 
पर दया होती जावेगी ।। 


| १०२] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ०२] प्रेम पत्र राधास्वामी [ बचन 

५ - दया का जहूरा और निशान यह है कि सच्चे 
परमार्थी के मन में नया प्रेम जागला जावे और सल 
सतगुरु और प्रेमी जन की सेवा की नई नई उमगें 
उठें । कोई दिन ऐसी हालत रहेगी और जब किसी 
कदर बासना या इरादा इसका पूरा हो जावेगा, फिर 
कोई पकड़ मज़बूत बाहरमुख कार्रवाई मे, नहीं रहेगी 
और न किसी दूसरे को देख कर या उनके कहने से 
किसी किस्म की आम बाहरी कार्रवाई मे, गहरी तवज्जह 
के साथ बर्ताव करेगा। सिर्फ सत सतगुरु के चरन 
मजबूती से पकड़ कर अपनी भक्ति और प्रेम बढ़ावेगा 
और अतरमुख कार्रवाई मे तरक्की करेगा और सतगुरु 
की भक्ति खास तौर से, और भी प्रेमी जन की सेवा 
निहायत मुहब्बत के साथ, जारी रक्खेगा।। 


६ - दुनिया में भी हर एक को चाहे मनुष्य होवे या 
हैवान, दीनता और सेवा प्यारी है। बड़े खूँख्वार और 
जहरीले जानवरों को सीधा करके, मुनष्य उनसे 
तरह २ के काम और सेवा लेते है और खेल खिलाते 
है। | 


७ - जब कि कुल जानदारो को दीनता और सेवा 
पसंद है, तो फिर मालिक को और भी सत सतगुरु 
और प्रेमी जन को भी यही दीनता और सेवा पसंद है। 
इस वास्ते जो कोई अपने जीव का कल्यान और निज 
धाम में पहुँचना चाहें, उनको चाहिये कि तलाश करके 
सलत सतगुरु के सलसग में शामिल होकर उपदेश लेवे 
और कुल मालिक राधास्वामी दयाल और सत सतगुरु 
के चरनों में आरती और प्रार्थना करते रहें और प्रेम और 
दीनता के साथ अतर और बाहर सेवा करके अपना 


® 


| १९] छठाभाग [१०३ | भाग 
भाग जगातले रहेँ, तब सहज में जीव का कारज उम्दा 
तौर से बन जावेगा ।। 

८ - बाजे मानी और अहकारी और रोजगारी लोग 
हाकिमों और धन वालों की, बहुत खुशी और दीनता के 
साथ सेवा करते है, लेकिन सत सतगुरु से अहंकार 
रखते हैं और उनका दर्शन तक नही करते, बल्कि 
उनकी और उनके प्रेमी जन की झूठी सच्ची बुराई और 
निन्दा करके, जीवों को उनके सन्मुख जाने और 
सतसंग में शामिल होने से रोकते है। यह जीव जाहिर 
मे बड़े और आम जीवो के पूज्य नज़र आते है, मगर 
अंदरूना उनका बिलकुल स्याह है और आखिर में उसी 
कार्रवाई के मुवाफिक चौरासी में भरमेंगे और जब तक 
कि सत सतगुरु से मिल कर अतर अभ्यास और उनके 
चरनों में भक्ति नही करेंगे, तब तक किसी सूरत में 
इनके जीव का उद्धार नही होगा यानी अपने निज घर 
मे जो राधास्वामी धाम है, कोई जनल करके बासा नहीं 
पावेगे और जो जीव इन लोगों का संग करेंगे, वह भी 
चौरासी में भरमेगे और अपने जीव के उद्धार से महरूम 
रहेंगे। । 


बचन उन्नीसवोँ 


गुरु-स्वरूप मालिक की महिमा, 
हरि-स्वरूप से ज्यादा है, क्योकि यह स्वरूप 
उद्धार कर्ता, है और दूसरा यानी हरि-स्वरूप 
ससार में फँसाने वाला है।। 


| १०४] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ०४ ] प्रेम पत्र राधास्वामी [ बचन 


१ - जब कि कुल मालिक राधास्वामी दयाल अति 
दया करके, जीवों के उद्धार और उपकार के वास्ते 
इस लोक में सत सतगुरु रूप धारन करते है, तो उस 
स्वरूप और उस समय की महिमा और उन जीवों की 
बड़ भागला जो उनके चरनो मे लगे है, किसकी ताकत 
है कि वर्णन कर सके या लिख सके ? 


२ - कुल मालिक राधास्वामी दयाल का निज 
स्वरूप, पिंड और ब्रह्माण्ड और माया की हद्द के परे 
और पहिले दरजे की चोटी पर है। जैसा कि वह स्वरूप 
है, कहने में नहीं आ सकता और जैसा कि वह देश है, 
वह भी वर्णन किया नहीं जा सकता। किसी को इस 
देश और इस स्वरूप की खबर तक भी नही और 
किसकी ऐसी ताकत कि इतनी दूर चल कर और चढ़ 
कर उसको लख सके ? 

३ - फिर अब उस निहायत दरजे की दया का 
जिसके सबब से इस आदि और अनादि और अकह 
और अपार स्वरूप ने उतर कर नर देह मे कयाम किया 
और सतगुरु रूप धारन करके जीवो का उद्धार जारी 
फरमाया, किसकी ताकत है कि जरा सा भी हाल वर्णन 
कर सके और शुकराना उस मेहर और दया का अदा 
कर सके ? आश्चर्य ही आश्चर्य है, इस दया का कुछ 
वार पार नहीं है।। 


४ - जिस स्वरूप का दर्शन महा दुर्लभ और महा 
कठिन बल्कि ना-मुमकिन था, उस स्वरूप को नर 
स्वरूप में मौजूद हर कोई देख सकता है और थोड़ी 
दीनता और सेवा कर के, उस स्वरूप की दया बहुत 
आसानी के साथ ले सकता है।। 


| १९] छठाभाग [१०५ | भाग 

५ - हजारों बल्कि बे-शुमार लोग मेहनतले कर कर 
और पच २ और थक २ हार कर मर गये पर 
राधास्वामी दयाल के धाम की खबर तक न मिली, 
लेकिन किस कदर बड़ा भाग उन जीवो का है कि 
जिनको इस समय मे राधास्वामी दयाल के दर्शन, 
बिना चाह और इरादे के, सहज मे और मुफ्त हासिल 
हुये।। 

६ - और किस कदर कम-नसीबी उन जीवों की है 
कि जो बा-वजूद हर तरह से मौका मिलने के फिर भी 
राधास्वामी दयाल के दर्शनों और सतसंग से महरूम 
रहे और बजाय महिमा और गुणानुवाद गाने के, झूठी 
सच्ची बाते खड़ी करके उनकी निन्दा करते रहे।। 


७ - जिस किसी ने कि इस स्वरूप की कुछ भी 


महिमा जानी, उसका काम बनना शुरू हो गया और 
जिसने गायब स्वरूप मालिक की पूजा या सेवा या याद 
करके अपने लई तृप्त माना, उसने निपट धोखा खाया 
और हर तरह से खाली रहा। क्योकि खुद कुल मालिक 
का बचन और इुकम है कि जो कोई पूरे गुरू की मार्फत 
मुझ से मिलेगा, उसको मै दर्शन दूँगा और सब तरह 
से उसकी खबर लूँगा, लेकिन जिनके मन में गायब 
स्वरूप की टेक है और गुरू स्वरूप की महिमा नहीं 
समाती है, वह हरगिज़ मेरे महल में दखल नहीं पावेंगे 
क्योकि चढ़ाई से पेश्तर हर तरह से मन और सुरत की 
गढ़त और सफाई जरूरी है और वह सिवाय सतगुरु के 
और कोई नहीं कर सकता । इस सबब से कोई जीव 
बिना सतगुरु की दया के, तीन लोक के पार, नहीं जा 
सकते। । 


| १०६] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ०६] प्रेम पत्र राधास्वामी [ बचन 

८ - जिन लोगों को सतगुरु का सग प्राप्त हुआ 
और वे चेत कर बचन सुनते है और प्रेम सहित दर्शन 
करते है, उनके मन और सुरत की हालत बहुत जल्द 
बदलनी शुरू होवेगी यानी संसारी अग निकसते और 
परमार्थी स्वभाव धसते हुये नज़र आवेगे और दुनिया 
और उसके सामान की पकड़ ढीली और सत सतगुरु 
और राधास्वामी दयाल की प्रीति और प्रतीत और सरन 
मजबूत होती चली जावेगी | | 


९ - जिस किसी ने संत सतगुरू की थोड़ी बहुत 
महिमा जानी और कुछ पहिचान की है, तो वह विकारी 
कामों में बर्तने से आहिस्ते २ हट जावेगा और सकारी 
कामो में प्रवेश करता जावेगा, तब कोई अर्स में जब 
सफाई कामिल हो जावेगी, वह शख्स संत सतगुरु का 


प्यारा हो जावेगा, तो फिर उनकी मेहर और दया से 
सहज में जगत से न्यारा हो जावेगा | | 


१० - और जो गायब स्वरूप का ध्यान करता है, 
वह स्वरूप उसको कभी नजर नहीं आवेगा और न 
उसके दिल के ऊपर ध्यान का काफी असर पैदा होगा 
कि जिस से भय और भाव कुल मालिक और सतगुरु 
का उसके दिल में समावे और जब कि सच्चा भय और 
भाव नहीं, तब मन और सुरत की गढ़त किस तरह 
होवे? 

११ - और निज स्वरूप के नज़र न आने और 
ध्यान का असर न पैदा होने की वजह यह है कि यह 
लोग निगुरे होते है यानी किताबें पढ़ कर विद्या और 
बुद्धि की मदद से, हर एक बात का अनुमान करते हैं।। 


® 


| १९] छठाभाग [१०७ | भाग 

१२ - इन जीवों से सच्चे और पूरे गुरू के सामने 
दीनता नही करी जा सकती और न अहंकार करके 
ध्यान की जुगल दरियाफ्त करते है। इस वास्ते अनुमानी 
स्वरूप और अनुमानी ध्यान में अटके रहते हैं और 
अखीर में खाली हाथ जाते हैं।। 

१३ - अब संत सतगुरु फरमाते है कि कुल जीवों 
को लाज़िम और मुनासिब है कि जहाँ कहीं सच्चे और 
पूरे गुरू की सगत मौजूद होवे, उसमें जाकर ज़रूर 
शामिल होवे और जो भाग से पूरे गुरू का दर्शन मिल 
जावे, तो उनकी सेवा तन मन धन से जिस कदर बन 
सके, प्रेम सहित करें और अपने तई महा बड़भागी 
समझे कि यह दुर्लभ और अनमोल दर्शन और संग 
उनको मुफ्त में और सहज मे प्राप्त हुआ। इस दर्शन 
की कदर जानना यही है कि जिस कदर बन सके, 
उनका सलसग और भक्ति करं और अपना निज परमाथी 
भाग जगवावें।। 


१४ - जिस किसी ने गुरू स्वरूप की महिमा नही 
जानी, वह जीव महा अभागी रहे और बारम्बार चौरासी 
मे भरमेगे। बाजे नादान ख्याल करते है कि गुरू स्वरूप 
तो नाशमान है और हाड़ मॉस चाम का बना हुआ है तो 
जब यह ठहराऊ नहीं है तो इसके ध्यान से क्या फायदा 
होगा । जवाब इसका यह है कि हरचद देह स्वरूप 
नाशामान है। पर उसका आकार स्वरूप चैतन्य मडल 
में हमेशा कायम रह सकता है और जिस कदर ऊचे 
चढ़ाया जावे, उसी कदर सूक्ष्म होता चला जाता है। 
इस वास्ते जो लोग कि अतर में ध्यान करते है, वह 
इस आकार स्वरूप का तसव्व॒ुर करते है और उसको 


| १०८] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | ०८ ] प्रेम पत्र राधास्वामी [ बचन | 
बराबर सग रखते है। वह स्वरूप कभी नही नाश होता 
या बदलता है और एक दिन निज स्वरूप से मिला कर 
छोड़ेगा। यह भेद लोगों को मालूम नही है, इस सबब 
से मन मत ध्यान करते हैं।। 


१५ - कुल मालिक का निज स्वरूप निराकार और 
रूप रंग रेखा से खाली और न्यारा है, पर यह स्वरूप 
सब स्वरूपो के, जहाँ तक कि रूप रग और रेखा है, 
परे है, इस वास्ते जब तक कि रास्ते में कुल स्वरूपों 
से, जो कि उस अरूप ने आदि धार के उतार के वक्त 
दरजे-ब-दरजे धारन किये है, न मिलेगा, तब तक निज 
स्वरूप का दर्शन किसी सूरत में हासिल नहीं हो 
सकता | | 


१६ - इस वास्ते जो जीव कि मुताबिक राधास्वामी 
मल के उपदेश लेकर अंतर और बाहर भक्ति भाव मे 
बरतेगे, वही एक दिन सत्तलोक में पहुँच कर सत्त पुरुष 
का दर्शन पावेंगे और फिर राधास्वामी दयाल के निज 
स्वरूप का जो कि रूप रग और रेखा से न्यारा है, 
दर्शन पाकर परम आनन्द को प्राप्त होगे ।। 


१७ - अब ख्याल करो कि जब तक कि बाहर से 
सतगुरु से मिल कर, भेद भाव रास्ते का और तरीका 
चलने का मालूम नही होगा और सतगुरु आप दया 
करके मेहर और मदद नही फरमावेंगे, तब तक अलर 
के स्वरूप और फिर निज स्वरूप से हरगिज मेला नही 
होगा और न रास्ता तै हो सकेगा।। 


१८ - इस वास्ते जीव के सच्चे उद्धार के मुआमले 
मे गुरु स्वरूप मालिक की महिमा और मौजूदगी निहायत 
जरूरी है। बगेर उनकी दया और मदद के कुछ काम | 


| १९] छठाभाग [१०९ | भाग 


नही बन सकता यानी न तो भेद भाव और तरीका 
अभ्यास का मालूम हो सकता है और न सच्चे मालिक 
और संत सतगुरु की प्रीति और प्रतीत हिरदे में पैदा हो 
सकती है और न बढ़ सकती है और न मेहर और दया 
के परचे अतर और बाहर मिल सकते हैं कि जिन से 
विश्वास चरनो में बढ़े और नई २ उमंग जागे। फिर 
सुरत और मन का सिमटाव और चढ़ाई किस तरह 
होवे? 

१९ - जितने मत कि दुनिया में जारी हैं, उन सब 
मे थोड़ी बहुत कार्रवाई बाहरमुखी है और अंतरमुख 
कार्रवाई का जिक्र बहुत कम है और जो कही कही इस 
किस्म की कार्रवाई जारी भी है, तो नीचे के मुकामात 
में, और चढ़ाई बहुत कम है। इस सबब से बहुत कम 
जीव ब्रह्माण्ड में पहुँचते हैं और माया के घेर के पार 
कोई भी नहीं जा सकता।। 


२० - इस वास्ते गुरु स्वरूप की महिमा हर तरह 
से और हर हालत और हर समय में जबर है और हरि 
स्वरूप नाम ब्रह्म का है, उसकी महिमा गुरु स्वरूप के 
मुकाबले में कम है। क्योंकि उसने जीव को ब्रह्मा विष्णु 
महादेव और शक्ति के हवाले करके ससार में पैदा 
किया और माया के भोग और पदार्थो में बाँधा सो 
अनेक तरह के दुख और क्लेश दुनिया में जीव सहते 
है और जनम मरन के चक्कर में पड़े है और अपने २ 
कर्मो का फल भोगले है, कोई उनका सच्चा हितकारी 
और छुड़ाने वाला नही मिलता, इस सबब से हमेशा 
दुख सुख भोगते हैं और माया के घेर में से निकल नही 
सकते। | 


| ११०] प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | १० ] प्रेम पत्र राधास्वामी [ बचन 

२१ - गुरु स्वरूप की महिमा यह है कि ऐसे फंसे 
हुये जीवो को दया करके निकालते हैं यानी बचन सुना 
कर और उपदेश देकर और अभ्यास करा कर जीव का 
स्थान बदलते चले जाते है यानी पिंड देश से ब्रह्माण्ड 
में और ब्रह्माण्ड से चढ़ा कर राधास्वामी देश मे पहुँचाते 
है कि जहाँ काल और कर्म और कष्ट और कलेश और 
जनम मरन बिल्कुल नही है और वहाँ पहुँच करके जीव 
अपने सच्चे माता पिता राधास्वामी दयाल का दर्शन 
पाकर अमर आनन्द को प्राप्त होता है।। 


बचन बीसरवों 


जब लक कि जड़ चैतन्य की गॉठ न 


खुलेगी, तब तक मन विकारी अगो मे थोड़ा 
बहुत बर्तता रहेगा और जब कि अन्तर अभ्यास 
करके गॉठ खुल गई, तब कोई विकार निकट 
नहीं आवेगा | | 

१ - जिस मुकाम पर कि सुरत यानी निर्मल चैतन्य 
मन और माया के साथ मिल कर नीचे को उतरा, वहीं 
जड और चैतन्य की आपस मे गाँठ बॅँध गई और यह 
मुकाम त्रिकुटी का है।। 

२ - नीचे उतर कर हर मुकाम पर नई मिलौनी 
होती गई और नई गाठ भी लगती गई ।। 

३ - अब नेत्र के स्थान पर जहाँ कि जाग्रत अवस्था 
में सुरत की बैठक है, इस कदर गहरी मिलौनी, सुरत 


® 


| २०] छठाभाग [१११ | भाग 

चैतन्य की, साथ मन और माया और पाँच दूत और 
दस इन्द्रियो के, होगई है कि इन सब का इस स्थान 
पर भारी जोर और शोर है और जीव की ताकत नही 
कि वह इनको अपने बल से हटा सके ।। 


४ - इस वास्ते सब जीव लाचार होकर मन और 
माया की धारों और तरगों में बह रहे हैं। और दिन दिन 
बहते चले जाते हैं।। 

५ - जब कभी परमाथी बचन सुनने का इत्तिफाक 
होला है, तो उस वक्‍त जीव को भूल और गाफलत जो 
कसरत से ससार में फैल रही है और निबलता मन 
और इन्द्रियो की, वास्ते रोकने या हटाने धारो के, 
नज़र आती है।। 

६ - बाजे जीव जो अक्सर दुनिया के हाल को 
मुलाहिजा करते रहते हैं और अपने मन इन्द्रियों पर भी, 
दुरुस्ती से चलने के वास्ते, किसी कदर जोर देते है, 
वे संतों के सतसंग में आकर निहायत ख़ुश होते हैं और 
वहाँ सब सामान सच्चे मालिक की परख पहिचान और 
जीव के सच्चे उद्धार का तैयार देख कर निहायत उमंग 
और दीनता के साथ, सत सतगुरु के चरनो मे प्रीति 
और प्रतीत करते है और दिन दिन सलसग और सेवा 
और अभ्यास करके अपने भाग को बढ़ाते हैं।। 


७ - संत सतगुरु की महिमा कोन वर्णन कर सके 
है कि जो दया दृष्टि करें तो अनेक जीवों को चाहे जैसे 
होवें खींच कर चरनों में लगा लेवें और विरह और प्रेम 
अग की थोड़ी बहुत बख्शायश करके उन जीवो का 
कारज बनाते चले जावें।। 


| ११२]  प्रेमपत्रराधास्वामी [बचन | १२] प्रेम पत्र राधास्वामी [ बचन 

८ - जो जड़ चैतन्य की गाँठ सुरत के उतार के 
वक्त अन्तर में लग गई है, वह बगेर सल सलगुरु की 
कृपा के नहीं खुल सकती । क्योकि जब वे अपनी मेहर 
और दया से मन और सुरत को समेट कर अन्तर में 
चढ़ावेंगे, उस वक्‍त मन और माया की घारें ख़ुद-ब-ख़ुद 
सुरत चैतन्य की धार से, आहिस्ते २ न्यारी होती 
जावेगी और बजाय सुरत चैतन्य को दबा लेने के, अब 
उसकी धार के आसरे अंतर में चलेंगी और जहाँ तक 
उनकी हद है, अंतर में उलटेंगी | । 

९ - जितने विकारी अग कि इन धारो के एक 
जगह जमा होने से या कुछ इनके सिमटाव होने से 
पैदा हुए थे, अब इन धारों के मुलफर्रिक होने से 
कमजोर बल्कि दूर हो जावेंगे और जो कि सकारी अग 


सतसंग और अभ्यास करके पैदा हुए हैं, वे जीव को 
उसकी सफाई और प्रीति और प्रतीत के बढ़ाने में मदद 
देते है और दिन २ बढ़ते जाते है।। 


१० - इस बाल की जॉच हर कोई जो सच्चे परमार्थ 
का गाहक है, चद रोज़ सत सतगुरु का सलसग करके 
अपने अतर और बाहर कर सकता है कि किस कदर 
सहूलियल और आसानी और जल्दी के साथ सच्चे 
परमार्थी के मन और सुरत और इन्द्रियो की गढ़त और 
दुरुस्ती और सफाई होती है और किस कदर दया के 
साथ प्रेम की बख़शायश करके, परमार्थी की सुरत का 
सूत कुल मालिक राधास्वामी दयाल के चरनों में लगाया 
जाता है।। 


११ - यह सब महिमा सत सतगुरु की है। जो कोई 
सच्चा उद्धार चाहे, उसको मुनासिब है कि उनका या 


® 


| २०] छठाभाग [११३ | भाग 

उन की सगल का खोज करके, जिस कदर जल्द 
मुमकिन होवे, उसमें शामिल होकर, अपना परमार्थी 
भाग जगावे और भेद भाव समझ कर और अभ्यास की 
जुगत लेकर कमाई शुरू करे और कुल मालिक 
राधास्वामी दयाल के चरनों मे ओर भी सत सतगुरु के 
जो उनका दर्शन भाग से मिल जावे, प्रीति और प्रतीत 
करे और दिन दिन बढ़ाता जावे और फिर दया को 
अंतर और बाहर निरखता जावे कि किस कदर उसकी 
सम्हाल होती है।। 


१२ - खुलासा यह है कि कुल मालिक राधास्वामी 
दयाल और सत सतगुरु, जो जीव कि सच्चे मन से 
उन की सरन में आया और जो कार्रवाई कि उन्होंने 
बताई है, वह सचौटी के साथ जिस कदर बन सके 


करने लगा, लब वे ज़रूर उसके जीव का कारज जिस 
तरह मुनासिब होगा, सब तरह से दुरुस्त बनावेंगे और 
एक दिन निज घर में पहुँचा कर बासा देवेगे कि जहाँ 
काल का कष्ट और क्लेश और मन और माया का 
भरम और धोखे की रचना नहीं है।। 


E Edition Ver 7.0 


